पहला अध्याय 
मङ्गलाचरण तथा अग्नि और वसिष्ठके संवाद-रूपसे अग्निपुराणका आरम्भ 


(रियं सरस्वती गौरीं गणेश स्कन्दपीश्वरम्‌। 

हाण यहिमिनदरादीन्‌ वासुदेव नमामयहम्‌ ॥ 

"लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, 
महादेवजी, ब्रह्म, अमिन, इन्द्र आदि देवताओं तथा 
भगवान्‌ वासुदेवको मैं नमस्कार करता हुँ'॥१॥ 

जैमिषारण्यकी बात है। शौनक आदि ऋषि 
होरा भगवान्‌ विष्णुका यजन कर रहे थे। 
उस समय वहाँ तौर्थयात्राके प्रसङ्गसे सूतज 
पधारे। महर्षियोंने उनका स्वागत-सत्कार करके 
ऋहा-॥२॥ 

ऋषि बोले--सूठजी! आप हमारी पूजा 
स्वीकार करके हमें वह सारसे भी सारभूत तत्व 
अतलानेकी कृपा करें, जिसके जान लेनेमात्रसे 
सर्वता प्राप्त होती है ॥३॥ 

सूतजीने कहा--ऋषियो! भगवान्‌ विष्णु ही 
साएसे भी सारतत्व हैं। वे सृष्टि और पालन 
आदिके कर्ता और सर्वत्र व्यापक हैं। “वह 
विष्णुस्वरूप जहा मैं ही हूँ-इस प्रकार उन्हें 
जान लेनेपर सर्वता म्प हो जाती है। हके 
दो स्वरूप जाननेके योग्य हैदर और 
परर दो विद्याएँ भी जाननेके योग्य हैं--अपरा 
विद्या और परा विद्या। यह अथर्ववेदकी श्रुतिका 
कथन है। एक समयकी वात है, मैं, शुकदेवजी 


तथा पैल आदि ऋषि बदरिकाश्रमको गये और 
वहाँ व्यासजीको नमस्कार करके हमने प्रश्न 
किया। तब उन्होंने हमें सारतत्वका उपदेश देना 
आरम्भ किया॥ ४-६॥ 

व्यासजी बोले--सूत! तुम शुक आदिके 
साथ सुनो। एक समय मुनियोके साथ मैंने महर्षि 
चसिष्ठजीसे सारभूत परात्पर ब्रह्मके विषयमे पूछा 
'था। उस समय उन्होंने मुझे जैसा उपदेश दिया 
था, वही तुम्हें बतला रहा हूँ॥ ७॥ 

सिष्ठजीने कहा--व्यस सर्वान्तर्यामी बरहमके 
दो स्वरूप हैं। मैं उन्हें बताता हूँ, सुनो! 
पूर्वकालमें ऋषि-मुनि तथा देवताओंसहित मुझसे 
अम्तिदेवने इस विषयमै जैसा, जो कुछ भी कहा 
था, वही मैं (तुम्हें बता रहा हुँ) । अग्निपुराण 
सर्वोत्कृष्ट है। इसका एक-एक अक्षर ग्रहाविद्या 
है, अतएव यह “परब्रह्मरूप' है। ऋग्वेद आदि 
सम्पूर्ण वेद-शास्त्र 'अपरब्रहा' हैं। परन्रहास्वरूप 
अग्निपुराण सम्पूर्ण देवताओंके लिये परम सुखद 
है। अम्तिदेवद्वारा जिसका कथन हुआ है, यह 
आग्नेयपुराण वेदोके तुल्य सर्वमान्य है। यह 
पवित्र पुराण अपने पाठकों और शरोताजनोंको 
भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है। भगवान्‌ 
विष्णु ही कालाग्रिरूपसे विराजमान हैं। वे ही 


२ 


4 अस्िपुतण« 


ममम ममम ममननम 


ज्योतिर्मय परात्पर परब्रह्म हैं। ज्ञानयोग तथा 
कर्मो उन्हींका पूजन होता है। एक दिन 
उन विष्णुस्वरूप अगदेवसे मुनियोसहित मैंने 
इस प्रकार प्रन किया॥ ८-११॥ 
वसिष्ठजीने पूछा- अग्निदेव! संसारसागरसे 
पार लगानेके लिये नौकारूप परमेश्वर बे | 
स्वरूपा वर्णन कौजिये और सम्पूर्ण विधाओंके 
सारभूत उस विद्याका उपदेश दीजिये, जिसे 
जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है॥१२॥ 
अग्निदेव बोले-- चसि! मै ही बिष्णु हँ, मै 
ही कालाग्निर कहलाता हूँ। मैं तुम्हें सम्पूर्ण 
विद्याओंकी सारभूता विद्याका उपदेश देता हुँ, 
जिसे अ्निपुराण कहते हैं। वही सब विद्याओँका 
सार है, वह ग्रहास्वरूप है। सर्वमय एवं सर्वकारणभूत 
आहा उससे भित्र नहीं है। उसमें सण, परिसरण, 
वंश, मन्वन्तर, वंशानुचरित आदिका तथा मत्स्य- 
जस प्रकार व्यासदवारा सूतके प्रति कहे गये आदि : 


कूर्म आदि रूप धारण करनेवाले भगवान्‌का 
वर्णन है। ब्रहान्‌! भगवान्‌ विष्णुकी स्वरूपभूता 
दो विद्य है--एक परा और दूसरी अपरा। ऋकू, 
यजु, साम और अधर्वनामक वेद, वेदके छहोँ 
अङ्ग --शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक, ज्यौतिष 
और छन्दु:शास्त्र तथा मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण, 
न्याय, वैद्यक (आयुर्वेद), गान्धर्व वेद (संगीत), 
सुवेद और अर्घशास्त्र-यह सब अपरा विद्या है 
तथा परा विद्या वह है, जिससे उस अदृश्य, 
अग्राह्य, गोत्ररहित, चरणरहित, नित्य, अविनाशी 
ब्रह्मका बोध हो। इस अग्निपुराणको परा विद्या 


था, उसी प्रकार मैं भी तुमसे मत्स्य आदि अवतार 
धारण कलेवाले जगत्कारणभूत परमेश्वरका प्रतिपादन 
'करुँगा॥ १३--१९॥ 

आशक महापुराणमे पहला अध्याय पूरा हुआ# १॥ 


RR 


दूसरा अध्याय 
मत्स्यावतारकी 


चसिष्ठजीने कहा-- अग्निदेव! आप सृष्टि 
आदिके कारणभूत भगवान्‌ विष्णुके मत्स्य आदि 
अवतोका वर्णन कीजिये। साथ ही ब्रह्मस्वरूप 
अभ्निपुराणको भी सुनाइये, जिसे पूर्वकालमें 
आपने श्रीविष्णुभगवान्‌के मुखसे सुना था॥१॥ 

अग्निदेव बोले-- सिष! सनो, मैं श्रीहरिके 
मत्त्यावतारका वर्णन करता हैं। अवतार-धारणका 
कारय दष्टे विनाश और साधु-पुरुषोंकी रक्षाके 
लिये होता है। बाते हुए कल्पके अनते नामक 
जैमित्तिक प्रलय हुआ था। मने! उस समय “भू” 
आदि लोक समुद्रके जलमें डूब गये थे। प्रलयके 
पहलेकी बात है। वैवस्वत मनु भोग और मोक्षकी 
सिद्धिके लिये तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब 


कथा 
वे कृतमाला नदीमें जलसे पितरोंका तर्पण कर रहे 
थे, उनकी अञ्जलिके जलमें एक बहुत छोटा-सा 
मतस्य आ गया। राजाने उसे जलमें फेंक देनेका 
विचार किया। तब मतस्ने कहा--' महाराज! मुझे 
जलमे न फेंको। यहाँ ग्राह आदि जल-जन्तुओंसे 
मुझे भय है।' यह सुनकर मुने उसे अपने 
कलशके जलमें डाल दिया। मत्स्य उसमें पड़ते 
हो बड़ा हो गया और पुनः मनुसे बोला- 
राजन्‌! मुझे इससे बडा स्थान दो।' उसकी यह 
बात सुकर राजाने उसे एक बड़े जलपात्र (नाद 
या कूँडा आदि)-में डाल दिया। उसमें भी बड़ा 
होकर मत्स्य राजासे बोला--'मनो! मुझे कोई 
विस्तृत स्थान दो।' तब उन्होंने पुनः उसे सरोवरके 


अध्याय ३* 3 


जलमें डाला; किंतु वहाँ भी बढ़कर वह सरोवरे 
बराबर हो गया और जोला--'मुझे इससे बड़ा 
स्थान दो।' तब मनुने उसे फिर समुद्रमें हो ले 
जाकर डाल दिया। वहाँ वह मात्य क्षणभरमें एक 
लाख योजन बड़ा हो गया। उस आद्धुत मत्स्यको 
देखकर मनुको बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले- 
"आप कौन हैं? निश्चय ही आप भगवान्‌ 
विष्णु जान पढ़ते हँ । नारायण! आपको नमस्कार 
है। जनार्दन! आप किसलिये अपनो मायासे सुने 
मोहित कर रहे हैं?'॥२-- 

मनुके ऐसा कहनेपर सबके पालनमें संलग्र 
रहनेवाले मत्स्यरूपधारी भगवान्‌ उनसे बोले- 
“राजन्‌! मैं दुष्टोंका नाश और जगत्‌की रक्षा 
कलेके लिये अवतीर्ण हुआ हूँ। आजसे सातवें 
(दिन समुद्र सम्पूर्ण जगतको डुबा देगा। उस समय 
तुम्हारे पास एक नौका उपस्थित होगी। तुम 
उसपर सब प्रकारके बौज आदि रखकर बैठ 
जाना। सषि भी तुम्हरे साथ रहेंगे। जबतक 
हाकी रात रहेगी, तबतक तुम उसी नावपर 


विचरते रहोगे। नाव आनेके बाद मैं भी इसी 
रूपमें उपस्थित होऊँगा। उस समय तुम मेरे 
साँगरमे महासर्पमयी रस्सौसे उस नावको बाँध 
देना।' ऐसा कहकर भगवान्‌ मत्स्य अन्तर्धान हो 
गये और वैवस्वत मनु उनके बताये हुए समयकी 
पती करत हुए वहीं रहने लगे। जब नियत 
मयपर समुद्र अपनी सौमा लौधकर बढ़ने लगा, 
तब वे पूवोक्त नौकापर बैठ गये। उसी समय एक 
सांग धारण करनेवाले सुवर्णमय मत्स्थभगवान्‌का 
प्रादुर्भाव हुआ। उनका विशाल शरीर दस लाख 
योजन लंबा था। उनके साँगमे नाव बाँधकर 
राजाने उनसे ' मत्स्य नामक पुराणका श्रवण किया, 
जो सब पापका नाश करनेवाला है। मनु भगवान्‌ 
मतस्यकी नाना प्रकारके सतज स्तुति भी 
करते थे। प्रलयके अते ग्रहाजीसे वेदको हर 
लेनेवाले “प्रव नामक दानवका वध करके 
भगवानूने वेद-मन्त्र आदिकी रक्षा की। तत्पक्षात्‌ 
चाराहकल्प आनेपर श्रीहरिने कच्छपरूप धारण 
'किया॥११-१७॥ 


जस एकार अन्तिदेवद्वारा कहे गये विद्यासार- स्वरूप आदि आग्रेय महापुराणे 'मत्स्यायतार- वर्णन" 
मका दूसठ अध्याक पूरा हुआ २४ 
हन 
तीसरा अध्याय 
समुद्र-मन्धन, कूर्म तथा मोहिनी-अवतारकी कथा 


अग्निदेव कहते हैं-वसिष्ठ। अब मैं 
कूर्मावतारका वर्णन कहूँगा। यह सुननेपर सब 
पापका नाश हो जाता है। पूर्वकालकी बात है, 
देवासुर-संग्राममं दैत्ये देवताओको परास्त कर 
'दिया। वे दुर्वासाके शापसे भी लक्ष्मीसे रहित हो 
गये थे। तब सम्पूर्ण देवता क्षीस्सागरमें शयन 
करनेवाले “भगवान्‌ विष्णुके पास जाकर बोले- 
*भगवन्‌! आप देवताओंकी रक्षा कौजिये।' यह 
सुनकर श्रीहरिले ब्रह्मा आदि देवताओंसे कहा-- 


“देवगण! तुमलोग क्ीससमुद्रको मधने, अमृत 
खपत कर्ने,और लक्ष्मीको पानेके लिये असरोसे 
संधि कर लो। कोई बडा काम या भारी प्रयोजन 
आ पड़नेपर शत्रुओंसे भी संधि कर लेनी 
चाहिये मैं तुम लोगोंको अमृतका भागी बनाकँगा 
और दैत्योंको उससे वञ्चित रखूँगा। मन्दराचलको 
मथानी और नागको नेती बनाकर 
आलस्परहित हो मेरी सहायतासे तुमलोग 
कोरसागरका मन्न करो।' भगवान्‌ विष्णुके ऐसा 


= अस्लिपुराण२ 


'कहनेपर देवता दैत्येके साथ संधि करके समुर 
आये। फिर तो उन्होंने एक साथ मिलकर 
समुद्र-मन्थन आरम्भ किया। जिस ओर वासुकि 
जागकी पूँछ थी, उसी ओर देवता खड़े वे। दानव 
ासुकि नागके निःश्वाससे क्षीण हो रहे थे और 
देवताओंकों भगवान्‌ आपनी कृपादृ्टिसे परिपुष्ट 
कर रहे थे। समुद-मन्धन आरम्भ होनेपर कोई 
आधार न मिलनेसे मन्दराचल पर्वत समु डूब 
गया॥ १--७॥ 

तब भगवान्‌ विष्णुन कूर्म (कछुए-)-का रूप 
धारण करके मन्दराचलको अपनी पीठपर रख 
'लिया। फिर जब समुद्र मथा जाने लगा, तो उसके 
भीतस हलाहल विष प्रकट हुआ। उसे भगवान्‌ 
शंकरने अपने कण्ठमें धारण कर लिया। इससे 
'कण्ठमें काला दाग पड़ जानेके कारण वे 'नीलकण्ठ' 
नमसे प्रसिद्ध हुए। ततप समुद्रसे वारुणीदेवी, 
पारिजात वृक्ष, कौस्तुभमणि, गौएँ तथा दिव्य 
अप्प प्रकट हुईं। फिर लक्ष्मीदेवीका प्रादु्भाव 
हुआ। ये भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त हुईं। सम्पूर्ण 
देवताओंने उनका दर्शन और स्तवन किया। इससे 
चे लक्ष्मीबान्‌ हो गये। तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुके | 
अंशभूत भयन, जो आयुर्वेदके प्रवर्तक हँ, 
हाधमें अमृतसे भर हुआ कलश लिये प्रकट हुए। 
दैत्योनि उनके हाथसे अमृत छीन लिया और 
उसमेंसे आधा देवताओंको देकर वे सब 
चलते बने। उनमें जम्भ आदि दैत्य प्रधान थे।' 
उन्हें जाते देख भगवान्‌ विष्णुने स्त्रीका रूप धारण | 
'किया। उस रूपवती स्त्रीको देखकर दैत्य मोहित 
हो गये और बोले--'सुमुखि! तुम हमारी भार्या 
हो जाओ और यह अमृत लेकर हमें पिलाओ।' 
“बहुत अच्छा' कहकर भगवानले उनके हायसे 
अमृत ले लिया और उसे देवताओंको पिला 


'दिया। उस समय राहु चन्द्रमाका रूप धारण 


करके अमृत पीने लगा। तय सूर्य और चद्रमाने 
उसके कपट-वेषको प्रकट कर दिया॥ ८-१४॥ 

यह देख भगवान्‌ श्रीहरिने चक्रसे उसका 
मस्तक काट डाला। उसका सिर अलग हो गया 
और भुजाओसहित धड़ अलग रह गया। फिर 
भगवान्को दया आवौ और उन्होंने राहुको अमर 
बना दिया। तब ग्रहस्वरूप राहुने भगवान्‌ श्रोहरिसे 
कहा--'इन सूर्य और चन्द्रमाको मेरे द्वारा अनेकों 
बार ग्रहण लगेगा। उस समय संसारके लोग जो 
कुछ दान करें, वह सब अक्षय हो।' भगवान्‌ 
विष्णुने 'तथास्तु” कहकर सम्पूर्ण देवताओंके साथ 
राहुकौ बातका अनुमोदन किया। इसके बाद 
भवाने सररप त्याग दिया; किंतु महादेवजीको 
भगवानूके उस रूपका पुनर्दर्शन करनेकी इच्छा 
हुई। अतः उन्होंने अनुरोध किया--'भगवन्‌! 
आप अपने स्त्रीरूपका मुझे दर्शन करावें।' 


मायासे ऐसे मोहित हो गये कि पार्वतीजीको 
त्यागकर उस सत्रे पीछे लग गये। उन्होने न 
और उन्मत्त होकर मोहिनीके केश पकड़ लिये। 
मोहिनी अपने केशॉको छुड़ाकर वहाँसे चल दौ। 
उसे जाती देख महादेवजी भी उसके पीछे-पीछे 
दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वीपर जहाँ-जहाँ 
भगवान्‌ शंकरका वीर्य गिर, वहाँ-वहाँ शिवलिङ्गोंका 
क्षेत्र एवं सुवर्णकी खाने हो गयीं। ततप यह 
माया है'--ऐसा जानकर भगवान्‌ शंकर अपने 
स्वरूपम स्थित हुए। तब भगवान्‌ श्रीहरिने प्रकट 
होकर शिवजीसे कहा--'र्र! तुमने मेरी मायाको 
जीत लिया। पृष्वीपर तुम्हारे सिवा दूसरा कोई 
रसा पुरुष नहीँ है, जो मेरी इस मायाको जीत 
सके॥' भगवान्के प्रयलसे दैत्योको अमृत नहीं 
मिलने पाया; अतः देवताओनि उन्हें युद्धमे मार 


गिराया। फिर देवता स्वे विराजमान हुए और 
दैत्यलोग पातालमें रहने लगे। जो मनुष्य देवताओंकी 


तीसरा अध्याय: 


इस विजयगाथाका पाठ करता है, वह स्वर्गलोकमें 
जाता है॥ १५-२३॥ 
इस प्रकार विद्याओके सारभूत आदि आग्नेय महापुराणमे 'कूरमाकतार- वर्णन ' नामक 


इण माम २॥ 


a 
चौथा अध्याय 


वराह, नृसिंह, वामन और 
अग्निदेव कहते हैं वसिष्ठ! अब मैं 
'बराहावतारकी पापनाशिनी कथाका वर्णन करता 
हुँ। पूर्वकालमें 'हिरण्याक्ष' नामक दैत्य असुरोका 
राजा था। वह देवताओंको जीतकर स्वर्गमें रहने 
'लगा। देवताओनि भगवान्‌ विष्णुके पास जाकर 
उनकी स्तुति की। तब उन्होंने यज्ञवाराहरूप 
धारण किया और देवताओंके लिये कण्टकरूप 
उस दानवको दैत्यॉसहित मारकर धर्म एवं 
देवताओं आदिकी रक्षा कौ। इसके याद ये 
भगवान्‌ श्रीहरि अन्तर्धान हो गये। हिरण्याक्षके 
एक भाई था, जो 'हिरण्यकशिपु'के नामसे 
प्रसिद्ध था। उसने देवताओंके यज्ञभाग अपने 
अधीन कर लिये और उन सबके अधिकार 
'छौनकर वह स्वयं ही उनका उपभोग करने लगा। 
भगवानूने नृसिंहरूप धारण करके उसके सहायक 
असुरोंसहित उस दैत्यका वध किया। ततक्षात्‌ 
सम्पूर्ण देवताओंको अपने-अपने पदपर प्रतिष्ठित 
कर दिया। उस समय देवताओने उन तृसिंहका 
स्तवन किया। 
पूर्वकालमें देवता और असुरं युद्ध हुआ। 
उस युद्धमें बलि आदि दैत्योनि देववाओंको परास्त 
करके उन्हें स्वर्गसे निकाल दिया। तब वे 
श्रीहरिकी शरणमे गये। भगवाने उन्हें अभयदान 
दिया और'करयप तथा अदितिकी साउने पसनन 
हो, ये अदितिके गर्भसे वामनरूपर्मे प्रकट हुए। 


'परशुराम-आवतारकी कथा 
उस समय दैत्यराज बलि गङ्गादवारमेँ यज्ञ कर रहे 
थे। भगवान्‌ उनके यज्ञमें गये और वहाँ यजमानकी 
स्तुतिका गान करने लगे॥ १-७॥ 

वामनके मुखसे वेदोका पाठ सुनकर राजा 
बलि उन्हें वर देनेको उद्यत हो गये और 
शुक्राचायके मता करनेपर भी ओोले-'ब्रहमत्‌! 
आपकी जो इच्छा हो, मुझसे माँगें। मैं आपको 
वह वस्तु अवश्य दूँगा।' वामनने बलिसे कहा-- 
“मुझे अपने गुरुकै लिये तीन पग भूमिकी 
आवश्यकता है; वही दीजिये।' बलिने कहा-- 
“अवश्य दूँगा।' तब संकल्पका जल हाथमें पढ़ते 
हो भगवान्‌ वामन 'अवामन' हो गये। उन्होंने 
विराट्‌ रूप धारण कर लिया और भूर्लोक, 
भुवर्लोक एवं स्वर्गलोकको अपने तीन पगोंसे 
जाप लिया। श्रीहरिने बलिको सुतललोकमे भेज 
दिया और त्रिलोकीका राज्य इन्द्रको दे डाला। 
उन्द्रने देवताओकि साथ श्रीहरिका स्तवन किया। 
वे तीनों लोकोके स्वामी होकर सुखसे रहने लगे । 

हन्‌! अब मैं परशुरामावतारका वर्णन करूँगा, 
_सुनो। देवता और राहण आदिका पालन करनेवाले 
श्रीहरिने जब देखा कि भूमण्डलके क्षत्रिय 
उद्धत स्वभावके हो गये हैं, तो वे उन्हें मारकर 
'पृथ्वीका भार उतारने और सर्वत्र शान्ति स्थापित 
करके लिये जमदग्निके अंशद्वारा रेणुकाके गर्भसे 
अवतीर्ण हुए। भृगुनन्दन परशुराम शस्त्र-विद्याके 


द + अशपत» 


वक्ता अन्निदेव, ओता यसु [अशि अ १) 


रगत विद्वान्‌ थे। उन दिलों कृतवीर्यका पुत्र 
राजा अर्जुन भगवान्‌ दत्तात्रेयजोकी कृपासे हजार 
हें पाकर समस्त भूमण्डलपर राज्य करता था। 
एक दिन वह चनमें शिकार खेलनेके लिये 
गया॥८--१४॥ 

हाँ चह बहुत थक गया। उस समय 
जमदि सुनिने उसे सेनासहित अपने आश्रमपर 
निमत्त किया और कामघेनुके प्रभावसे सबको 
भोजन कराया। राजाने मुनिसे कामधेनुको अपने 
लिये माँगा; किंतु उन्होंने देनेसे इनकार कर 
दिया। तब उसने बलपूर्वक उस धेनुको छौन 
'लिया। यह समाचार पाकर परतुरामजीने हैहयपुरोमें 
जा उसके साथ युद्ध किया और अपने फरसेसे 
उसका मस्तक काटकर रणभूमिमें उसे मार 


गिराया। फिर वे कामधेनुको साथ लेकर अपने 
आश्रमपर लौट आये। एक दिन परशुरामजी जब 
नमं गये हुए थे, कृतव पुत्रे आकर अपने 
पिताके वैरका बदला लेनेके लिये जमदग्नि 
मुनिको मार डाला। जब परशुरामजी लौटकर 
आये तो पिताको मारा गया देख उनके मनमें 
बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने इकौस बार समस्त 
भूमण्डलके क्षत्रियोका संहार किया। फिर कुरक्षं 
'चौंच कुण्ड बनाकर वहीँ उन्होंने आपे पितरोंका 
तर्षण किया और सारी पृथ्वी कश्यप-मुनिको 
दान देकर वे महेन्द्र पर्वतपर रहने लगे। इस 
प्रकार कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन तथा परशुराम 
अवतारकी कथा सुनकर मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता 
ह॥१५-२१॥ 


जस प्रकार आदि आफ्रेय महापुराण “वराहृ यामन तथा परतुरायावताएकी 
कथाका वर्णन नम चाचा अध्यय पूरा हुआ ४# 
तलतल 


पाँचवाँ 


अध्याय 


श्रीरामावतार-वर्णनके प्रसड्रमें रामायण-बालकाण्डकी संक्षिप्त कथा 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ट! अब मैं ठीक 
उसी प्रकार रामायणका वर्णन करूँगा, जैसे 
'पूर्वकालमें नारदजीने महष वाल्मीकिजीको सुनाया 
था। इसका पाठ भोग और मोक्ष-दोनॉको 
देनेवाला है॥ १॥ 

देवर्षि नारद कहते हैं-- वाल्मीकिजी ! भगवान्‌ 
विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्माजी उतपनन हुए हैं। 
अह्याजीके पुत्र हैं मरीचि। मरीचिसे कश्यप, 
कश्यपसे सूर्य और सूर्ये वैवस्वतमनुका जन्म 
हुआ। उसके बाद वैवस्वतमनुसे इश्वाककी उत्पत्ति 
हुई। इक्ष्वाकुके बंशमें ककुत्स्थ नामक राजा हुए। 
'ककुत्स्थके रघु, रघुके अज और अजके पुत्र 
दशरथ हुए। उन राजा दशरथसे रावण आदि 


राक्षसंका वध करके लिये साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु 
चार स्प प्रकट हुए। उनकी बड़ी रानी कौसल्याके 
गर्भसे शरौरामचन्द्रजका प्रादुर्भाव हुआ। कैकेयीसे 
भरत और सुमित्रासे लक्ष्मण एवं शुनका जनम 
हुआ। महि ऋषे उन तीनों रानियोंको 
अज्षसिद्ध चरु दिये थे, जिन्हें खानेसे इन चारों 
कुमारोंका आवि्भाव हुआ। श्रीराम आदि सभी 
आई अपने पिताके ही समान पराक्रमी थे। एक 
समय सुनिवर विश्वामि्रने अपने यज्ञमें वषत 
'डालनेवाले निशाचरॉका नाश करनेके लिये राजा 
दरे ग्ना की (कि आप अपने पुत्र श्रीरामको 
मेरै साथ भेज दें)। तब राजाने मुनिके साथ श्रीराम 
और लक्ष्मणको भेज दिया। श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ 


`. नपु» 


जाकर मुनिसे अस्त्र-शस्त्रोंकी शिक्षा पायी और 
'ताडका नामवाली निशाचरोका वध किया। फिर 
उन बलवान्‌ चीरने मारीच नामक राक्षसको 
नवास मोहित करके दूर फेंक दिवा और 
यज्ञविधातक राक्षस सुबाहुको दल-बलसहित मार 
डाला। इसके बाद वे कुछ कालतक मुनिके 
सिद्धाश्रममे ही रहे। तत्पश्चात्‌ विश्वामित्र आदि 
महर्षियोंके साथ लक्ष्मणसहित श्रीराम मिथिला- 
जरेशका धनुष-यज्ञ देखनेके लिये गये ॥ २--९॥ 

(अपनी माता अहल्याके उद्धारकी वार्ता 
सुनकर संतुष्ट हुए) शतानन्दजीने निमि्त-कारण 
बनकर श्रीरामसे विश्वामित्र मुनिके प्रभावका 
वर्णन किया । राजा जनके अपने यमं मुनियोसहित 
श्रीरामचन्द्रजीका पूजन किया। रामने धनुषको 
चढ़ा दिया और उसे अनायास हौ तोड़ डाला। 
तदनन्तर महाराज जनकने आपनी अयोनिजा 


कन्या सीताको, जिसके विवाहके लिये पराक्रम 
हो शुल्क निश्चित किया गया था, श्रीरामचन्द्रजीको 
समर्पित किया। श्रीसमने भी अपने पिता राजा 
दशरथ आदि गुरुजनोंके मिथिलामें पधारनेपर 
सबके सामने सौताका विधिपूर्वक पाणिग्रहण 
'किया। उस समय लक्ष्पणने भी मिथिलेश-कन्या 
उर्मिलाको अपनी पल्ली बनाया। राजा जनकके 
छोटे भाई कुशध्वज थे। उनकी दो कन्यएँ था 
बुतकौरति और माण्डवी। इनमें माण्डवीके साथ 
भरतने और ब्रुतकोर्तिक साथ श्र्ने विवाह 
किया। तदनन्तर राजा जनकसे भलीभौति पूजित 
हो श्ररामचन्दरजीने वसिष्ठ आदि महर्षयोके साथ 
हाँसे प्रस्थान किया। मार्गमें जमदग्निनन्दन 
परशुरामको जीतकर वे अयोध्या पहुँचे। वहाँ 
जानेपर भरत और शत्रुघ्त अपने मामा राजा 
युधाजित्की राजधानीको चले गये॥ १०-१५॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'मायण-कयाके अस्त आलकाण्डमें आपे हुए. 
विषयका वर्ण" सम्बन्धी पाँचका अध्याय पूरा ुआ॥५॥ 
Rr 
'छठा अध्याय 
अयोध्याकाण्डकी संक्षिप्त कथा 


भारदजी कहते हैं--भरतके ननिहाल चले 
जानेपर [लक्ष्मणसहित] श्रीरामचन्द्रजी हौ पिता- 
माता आदिके सेवा-सत्कारमे रहने लगे। एक 
दिन राजा दशरथने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा- 
*रघुनन्दन! मेरी आत सुनो। तुम्हरे गुणोपर 
अनुरक्त हो प्रजाजनोने मन-ही-मन तुम्हें राज- 
सिंहासनपर अभिषिक्त कर दिया है-प्रजाकी यह 
हार्दिक इच्छा है कि तुम युवराज बनो; अतः कल 


आतःकाल मैं तुह युवराजपद प्रदान कर दूँगा। 
आज रातये तुम सीता-सहित उत्तम ब्रतका पालन 
करते हुए संयमपूर्वक रहो ।' राजाके आठ मन्यो 
तथा वसिष्ठजीने भी उनकी इस बातका अनुमोदन 
'किया। उन आठ मन्त्ियोक नाम इस प्रकार हैं- 
दृष्टि, जयन्त, विजय, सिद्धार्थ, राज्यव्धन, अशोक, 
धर्मपाल तथा सुमनो । इनके अतिरिक्त वसिषठजी 
भी [मन्त्रणा देते थे] । पिता और मतयो बातें 


र सल मूले, वलः" पद प्रणादः के अपने है कह आन प्र उक्लका ओोधक तहो है। सावविधकिक 'तस के 
'तियमातुसार प्रात पदसे वहाँ "उ" प्रत्यय हुआ है, रेखा खालना चाहिये 
३. वाल्पौकोय रामायण, बालकाण्ड ७। ३ मे इन सिके ताम इस प्रकार आहृ, जफत, बि, सुट, रन, अको, 


र्मफल तथा सुमन््। 


७ अध्याय ६०. १ 


सुनकर श्रीरघुनाथजोने “तथास्तु” कहकर उनको 
आज्ञा शिरोधार्य की और माता कौसल्याको यह 
शुभ समाचार बताकर देवताओंकी पूजा करके वे 
संयममें स्थित हो गये। उधर महाराज दशरथ 
'वसिष्ठ आदि मन्त्रियांको यह कहकर कि ' आपलोग 
श्रीरामचन्द्रके राज्याभिषेककी सामग्रो जुटावे', 
कैकेयीके भवनमें चले गये। ककेयीके मन्यरा 
नामक एक दासी थी, जो बड़ी दष्टा थी। उसने 
अयोध्याकी सजावट होती देख, श्रीरामचन्द्रजीके 
राज्याभिपेककी बात जानकर रानी कैकेयीसे सारा 
हाल कह सुनाया। एक बार किसी अपराधके 
काण श्रीरामचन्रजीने मन्धराको उसके पैर पकड़- 
कर घसीटा था। उसी वैरके कारण चह सदा यही 
चाहती थी कि रामका चनवास हो जाय॥ १-८॥ 
मन्थरा खोली--कैकेयौ! तुम उठो, रामका 
राण्याभिषेक होगे जा रहा है। यह तुम्हारे पुत्रके 
लिये, मेरे लिये और तुम्हारे लिये भी मृत्युके 
समा भरकर वृत्त इसमें कोई संदेह कहीं 
॥९॥ 
मन्थर कुबड़ी थी। उसकी बात सुनकर रानी 
कैकेयौको प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुब्जाको एक 
आभूषण उतारकर दिया और कहा-'मेंरे 
लिये तो जैसे राम हैं, वैसे ही मेरे पुत्र भरत भी 
हैं। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखायी देता, 
जिससे भरतको राज्य मिल सके।' मन्धराने उस 
हारको फेंक दिया और कुपित होकर कैकेयीसे 
कहा॥ १०-११॥ 
मन्थरा बोली--ओ नादान! तू भरतको, 
अपनेको और मुझे भी रामसे बचा। कल राम 
राजा होंगे। फिर रामके पुत्रको राज्य मिलेगा। 
कैकेयी! अब राजवंश भरतस दूर हो जायगा। [मै 
भरतको राज्य दिलानेका एक उपाय बताती हूँ।] 
पहलेको बात है। देवासुर-संग्राममें शम्बरासुरने 
देबताओंको मार भगाया था। तेरे स्वामी भी उस 
सुम गय थे। उस समय तूने अपनी विद्यसे रतम 


स्वामीको रक्षा को थौ। इसके लिये महाराजने तझे 
दो वर दनको प्रतिज्ञा की थी। इस समय उन्हीं 
दोनों रोको उनसे माँग। एक वरके द्वारा रामका 
चौदह वर्षकि लिये वनवास और दूसरे द्वारा 
भरतका युवराज-पदपर अभिषेक माँग ले। राजा 
इस समय चे दोनों वर दे देंगे॥३२-१५॥ 

इस प्रकार मन्धराके प्रोत्साहन देनेपर कैकेयी 
अनर्थमे हौ अर्थकी सिद्धि देखने लगी और 
बोलौ-कुब्जे! तूने बड़ा अच्छा उपाय बताया 
है। राजा मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण कोँगे।' ऐसा 
कहकर वह कोपभवनमें चली गयी और पृथ्वीपर 
अचेत-सौ होकर पड़ रही। उधर महाराज दशरथ 
राण आदिका पूजन करके जब कैकेयीके 
भवनमें आये तो उसे रोषमें भरी हुई देखा। तब 
राजाने पछा-- सनदी! तुम्हारी ऐसी दशा क्यों 
हो रही है? हु कोई रोग तो नहीं सता रहा है? 
अथवा किसी भयसे व्याकुल तो नहीं हो? 
बताओ, बया चाहती हो? मैं अभी तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण करता हूँ। जिन श्रीरामके बिना मैं क्षणभर भी 
जीवित नहीं रह सकता, उन्हींकी शपथ खाकर 
कहता हँ तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूँगा। 
सच-सच बताओ, क्या चाहती हो?' कैकेयी 
बोली-“राजन्‌! यदि आप मुझे कुछ देना चाहते 
हों, तो अपने सत्यकी रक्षाके लिये पहलेके दिये 
हुए दो वरदान देनेकी कृपा करें। मैं चाहती हूँ, 
राम चौदह वर्षोतक संयमपूर्वक वनमें निवास करें 
और इन सामग्रियोंके द्वारा आज ही भरतका 
युवराज पदपर अभिषेक हो जाय। महाराज! यदि 
ये दोनों वरदान आप मुझे नहीं देंगे तो मैं विष 
'पौकर मर जाऊँगी।' यह सुनकर राजा दशरथ 
से आहत हुएकी भाति मूर्त होकर भूमिपर 
गिर पड़े। फिर थोड़ी देस्में चेत होनेपर उन्होंने 
कैकेयीसे कहा॥ १६--२३॥ 

दशरथ ओोले--पापपूर्ण विचार रखनेवाली 
केकेयी! तू समस्त संसारका अप्रिय करनेवाली 


१० 


„अपुण 


Dl 


है। अरी! मैंने या रामने तेरा क्या बिगाड़ा है, जो 
तू मुझसे ऐसी बात कहती है? केवल तुझे प्रिय 
'लगनेवाला यह कार्य करके मैं संसारमें भलीभाति 


'लिन्दित हो जाउँगा। तू मेरी स्त्री नह, कालरात्रि | महर्षि भ्डाजको 


है। मेरा पुत्र भरत ऐसा नहीं है। पापिनी! मेरे 
पुत्रे चले जानेपर जब मैं मर जाऊँगा तो तू 
विधवा होकर राज्य करला॥ २४-२५६ ॥ 

राजा दशरथ सत्यके बन्धनम बंधे थे। उन्होंने 
श्रीरामचन्द्रजीको बुलाकर कहा-- बेटा! कैकेयीने 
मुझे ठग लिया। तुम मुझे कैद करके राज्यको 
अपने अधिकारमें कर लो। अन्यथा तुम्हें वनमें 
निवास करना होगा और कैकेयीका पुत्र भरत 
राजा बनेगा।' श्रीरामचन्द्रजीने पिता और कैकेयीको 
प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की और कौसल्याके 
अरणोमें मस्तक झुकाकर उन्हें सान्त्वना दी। फिर 
लक्ष्मण और पली सौताको साथ ले, ब्राह्मणों, 
दीनों और अनाधोको दान देकर, सुमन्त्रसहित 
रथपर बैठकर वे नगरसै बाहर निकले। उस समय 
माता-पिता आदि शोकसे आतुर हो रहे थे। उस 
रामं श्रीरामचन्द्रजीने तमसा नदीके तटपर निवास 
'किया। उनके साथ बहुत-से परासी भी गये थे। 


उन सबको सोते छोड़कर वे आगे बढ़ गये। 
प्रातःकाल होनेपर जब श्रीरामचन्दरजी नहीं दिखायी 
दिये तो नगरनिवासी निराश होकर पुनः अयोध्या 
लौट आये। श्रीरामचन्द्रजीके चले जानेसे राजा 
दशरथ बहुत दुःखी हुए। वे रोते-रोते कैकेयोका 
महल छोड़कर कौसल्याके भवनमे चले आये। 
उस समय नगरे समस्त स्तरी-पुस्ष और रनिवासकी 
सितया फूट-फूटकर रो रही थीं। श्रीरामचन्द्रजीने 
चीरवस्त्र धारण कर रखा था। वे रथपर बैठे-बैठे 
थङ्गवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ निषादराज गुहने उनका 
पूजन, स्वागत-सत्कार किया। श्रीरघुनाथजीने 
ुदी-वृक्षकी जड्के निकट विश्राम किया। 
लक्ष्मण और गुह दोनों रातभर जागकर पहरा देते 
रहे ॥ २६-३३॥ 


प्रातःकाल श्रीरामने रथसहित सुमन्त्रको विदा 
कर दिया तथा स्वयं लक्ष्मण और सीताके साथ 
नावसे गड्जा-पार हो वे प्रयागमें गये। वहाँ उन्होंने 
प्रणाम किया और उनकी आहा 
ले वहाँसे चित्रकूट पर्वतको प्रस्थान किया। 
चित्रकूट पहुँचकर उन्होंने वास्तुपूजा करनेके 
अनन्तर (पर्णकुटी बनाकर) मन्दाकिनीकै तटपर 
निवास किया। रघुनाथजीने सौताको चित्रकूट 
पर्वतका रमणीय दृश्य दिखलाया। इसी समय 
एक कौएने सौताजीके कोमल श्रीअङ्गमें नखोंसे 
प्रहार किया। यह देख श्रीरामने उसके ऊपर 
सके असमका प्रयोग किया। जब वह कौआ 
देवताओंका आश्रय छोड्कर श्रीरामचन्द्रजीकी 
शरणे आया, तब उन्होंने उसकी केवल एक 
आँख नष्ट करके उसे जीवित छोड्‌ दिया। 
शरामचन्द्रजीकै यनगमनके पश्चात्‌ छठे दिनकी 
यातम राजा दशरथने कौसल्यासे पहलेकौ एक 
टना सुनायी, जिसमें उनके द्वारा कुमारावस्थामेँ 


मारे जानेका वृतान्त था। 
लेनेकै लिये आया था। उस समय उसके पडके 
भरनेसे जो शब्द हो रहा था, उसकी आहट पाकर 
अने उसे कोई जंगली जन्तु समझा और शब्दवेधी 
आणसे उसका वध कर डाला। यह समाचार 
पाकर उसके पिता और माताको बड़ा शोक 
हुआ। वे बरार विलाप करने लगे। उस समय 
श्रवणकुमारके पिताने मुझे शाप देते हुए कहा- 
“रजन्‌! हम दोनों पति-पत्नी पुत्रके बिना शोकातुर 
होकर प्राणत्याग कर रहे हैं; तुम भी हमारी ही 
तरह पुत्रवियोगके शोकसे मरोगे; [तुम्हारे पुत्र 
रंगे तो नहीं, किंतु] उस समय तुम्हारे पास कोई 
पुत्र मौजूद न होगा।' कौसल्ये! आज उस शापका 
मुझे स्मरण हो रहा है। जान पड़ता है, अब इसी 
शोकसे मेरी मृत्यु होगी।” इतनी कथा कहनेके 
पश्चात्‌ राजाने “हा राम!' कहकर स्वर्गलोको 


६ 


प्रयाण किया। कौसल्याने समझा, महाराज शोकसे | ' भरत! अब राज्य ग्रहण करो।' 


आतुर हैं; इस समय नंद आ गयी होगी। ऐसा 
[विचार करके वे सो गयों। प्रातःकाल जगानेवाले 
सूत, मागध और बन्दौजन सोते हुए महाराजको 
जगाने लगे; किंतु वे न जगे॥ ३४--४२॥ 

तब उन्हें मरा हुआ जान रानी कौसल्या 
“हाय! मैं मारी गयी" कहकर पृथ्वीपर गिर पड़ीं। 
फिर तो समस्त नर-नारी फूट-फूटकर रोने लगे। 
तत्पक्षात्‌ महर्षि वसिहने राजाके शवको तैलभरी 
जौकामें रखवाकर भरतको उनके ननिहालसे 
तत्काल बुलवाया। भरत और शबल अपने 
'मामाके राजमहलसे निकलकर सुमन्त्र आदिके 
साथ शीघ्र ही अवोध्यापुरीमें आये। यहाँका 


समाचार जानकर भरतको बड़ा दुःख हुआ। | कहा-'तुम मेरी चरणपादुका 


कैकेयीको शोक करती देख उसकी कठोर 
शन्दोमि निन्दा करते हुए बोले-'अरी! हुने मेरै 
माथे कलङ्कका टीका लगा दिवा--मेरै सिरपर 


अपयशका भारी बोझ लाद दिया।' फिर उन्होंने | सदल-बल भरत लौट गये और 


'कौसल्याकी प्रशंसा करके तैलपूर्ण नौकामें रखे 
हुए पिताके शवका सस्यूतटपर अन्त्यषटि-संस्कार 
किया। तदनन्तर वसिष्ठ आदि गुरुजनोने कहा- 


भरत बोले-'मैं 


तो श्रीशमचन्द्रजीको हो राजा मानता हूँ। अब उन्हें 
यहाँ लानेके लिये वनमें जाता हूँ। ऐसा कहकर वे 
हाँसे दल-बलसहित चल दिये और शर्गवेरपुर 
होते हुए प्रयाग पहुँचे। वहाँ महर्षि भरद्ाजने उन 
सबको भोजन कराया। फिर भरद्वाजको नमस्कार 
करके वे प्रयागसे चले और चित्रकूटे श्रीराम 
एवं लक्ष्मणके समीप आ पहुँचे। वहाँ भरतने 
शररामसे कहा-'रघुनाथजी ! हमारे पिता महाराज 
दशरथ स्वर्गवासी हो गये। अब आप अयोध्यामेँ 
चलकर राज्य ग्रहण करें। मैं आपकी आज्ञाका 
पालन करते हुए वने जाऊँगा।' यह सुनकर 
रामने पिताका तर्पण किया और भरतसे 


लेकर अयोध्या 


लौट जाओ. मैं राज्य करनेके लिये नहीं चलूँगा। 
'पिताके सत्यकी रक्षाके लिये चौर एवं जटा धारण 
करके यनमें ही रहूँगा।' श्रोरामके ऐसा कहनेपर 


अयोध्या छोड़कर 


जन्दिग्रमरमे रहने लगे। वहाँ भगवान्‌की चरण- 
पाहुकाओंकी पूजा करते हुए वे राज्यका भलौ- 
भोति पालन करने लगे॥४३--५१॥ 


इस प्रकार आदि आसतेक महापुराणोों 'र्यायण- कथाके अन्तर्गत अयोध्याकाण्डकी 


जारदजी कहते हैमने! श्रीरामचन्दरजीने 
महर्षि वसिष्ठ तथा माताओंको प्रणाम करके उन 
सबको भरतके साथ विदा कर दिया। तत्पक्षात्‌ 
महर्षि अग्नि तथा उनकी पत्नी अनसूयाको, 
शरभङ्गमुनिको, सुतीक्ष्णको तथा अगस्त्यजीके 


कथाका वर्णन" नामक छठा अध्याय पूरा हुआ॥ ६ # 
Sens 
सातवाँ अध्याय 
अरण्यकाण्डकी संक्षिप्त कथा 


आता अग्निजिहन मुनिको प्रणाम करते हुए | लिये पञ्चवटीमें आयी; किंतु 


शीरामचन्द्रजीने अगस्त्यमुनिके आश्रमपर जा उनके 


चरणोंमें मस्तक झुकाया और मुनिको कृपासे | हो गयी और बोली॥ १-ड॥ 


दिव्य धनुष एवं दिव्य खड्ग प्राप्त करके चे 
दण्डकारण्यमें आये। वहाँ जनस्थानके भीतर 
टी नामक स्थानमें गोदावरीके तटपर रहने 
'लगे। एक दिन शूर्पणखा जामवाली भयंकर 
राक्षसी राम, लक्ष्मण और सौताको खा जानेकै 


ओऔरामचद्रजीका 


अत्यन्त मनोहर रूप देखकर वह कामके अधीन 


आवे हो? मेरी प्रार्थनासे अब तुम मेरे पति हो 
जाओ। यदि मेरै साथ तुम्हारा सम्बन्ध होनेमें [ये 
दोनों सीता और लक्ष्मण बाधक हैं तो] मैं इन 
दोनोंको अभी खाये लेती हूँ॥५॥ 

ऐसा कहकर वह उन्हें खा जानेको तैयार हो 
गयी। तब श्रौदमचन््रजोके कहनेसे लक्ष्मणने 
शर्पणखाकी नाक और दोनों कान भी काट 
'लिये। करे हुए अङ्गे रऊकी धारा बहाती हुई 
सूर्पणखा अपने भाई खरके पास गयी और इस 
प्रकार बोली--' खर! मेरी नाक कट गयी। इस 
अपमानके बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। अब 
तो मेरा जीवन तभी रह सकता है, जब कि तुम 
मुझे रामका, उनकी पल्ली सौताका तथा उनके 
छोटे भाई लक्ष्मणका गरम-गरम रक पिलाओ।' 
खरे उसको “बहुत अच्छा' कहकर शान्त 
किया और दूषण तथा त्रिशिराके साथ चौदह 
हजार राक्षसॉंकी सेना ले श्रीरामचन्द्रजीपर चढाई 
'की। श्रीरामने भी उन सबका सामना किया और 
अपने बाणोंसे राक्षसॉको बींधना आरम्भ किया। 
शहुओंकी हाथी, घोड़े, रथ और पैदलसहित 
समस्त चतुरक्गिणी सेनाको उन्होंने यमलोक पहुँचा 
दिया तथा अपने साथ युद्ध करनेवाले भयंकर 
राक्षस खर, दूषण एवं त्रिशिराको भी मौतके घाट 
उतार दिया। अब शूर्पणखा लङ्कामे गयी और 
रावणके सामने जा पृथ्वीपर गिर पड़ी। उसने 
क्रोधमें भरकर रावणसे कहा--अरे! तू राजा 
और रक्षक कहलानेयोग्य नहीं है। खर आदि 
समस्त रकषसॉका संहार करनेवाले रामकौ पत्नी 
सीताको हर ले। मैं राम और लक्ष्पणका रू 
पीकर ही जीवित हँग; अन्यथा नही'॥६-१२॥ 

्पणखाकी बात सुनकर रावणने कहा- 
“अच्छा, ऐसा ही होगा।' फिर उसने मारीचसे 


'कहा--'तुम स्वर्णमय विचित्र मृगका रूप धारण 
करके सौताके सामने जाओ और राम तथा 
'लक्ष्मणको अपने पीछे आश्रमसे दूर हटा ले 
जाओ। मैं सीताका हरण कहूँगा। यदि मेरी बात 
ज मानोगे, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।' मारीचने 
रावणे कहा--'रावण। धनुर्धर राम साक्षात्‌ मृत्य 
हैं।' फिर उसने मन-ही-मन सोचा--“यदि नहीं 
जाउँगा, तो रावणके हायसे माला होगा और 
जाऊँगा तो श्रौरामके हाथसे। इस प्रकार यदि 
मसला अनिवार्य है तो इसके लिये ररम ह श्रेष्ठ 
हैं, रावण नहीं; (क्योंकि श्रीरामके हाथसे मृत्यु 
होनेपर मेरी मुक्ति हो जायगी]। ऐसा विचारकर 
चह मृगरूप धारण करके सौताके सामने बारबार 
आने-जाने लगा। तब सीताजीकी प्रेरणासे श्रीरामने 
(दूतक उसका पीछा करके] उसे अपने बाणसे 
मार डाला। मरते समय उस मृगने 'हा सौते! हा 
लक्ष्मण!' कहकर पुकार लगायी। उस समय 
सीताके कहनेसे लक्ष्मण अपनी इच्छाके विरुद्ध 
अरामचखजीके पास गये। इसी बीचमें रावणने 
भी मौका पाकर सौताको हर लिया। मार्गमे जाते 
समय उसे गृश्राज जटायुका वध किया। जटायुने 
भी उसके रघको नष्ट कर डाला था। रथ न रहनेपर 
रावणने सीताको कंधेपर बिठा लिया और उन्हे 
लङ्काम ले जाकर अशोकवाटिकामें रखा। वहाँ 
खते बोला-- तुम मे पटरानी बन जाओ।' फिर 
राष्षसियोंकी ओर देखकर कहा--'निशाचरियों! 
इसकी रखवाली करो'॥ १३--१९३॥ 

उपर शरीरामचन्द्रजी जब मारीचको मारकर लौंदे 
तो लक्षणको आते देख बोले--'सुमित्राननदन! 
चह मृग तो मायामय था--वास्तवमें वह एक 
राक्षस था; किंतु तुम जो इस समय यहाँ आ गये, 
इससे जान पड़ता है, निश्चय ही कोई सीताको हर 
ले गया।' श्रीरामचन्द्रजी आश्रमपर गये; किंतु 


«अध्याय ८० 


वहाँ सीता नहीं दिखायी दीं। उस समय वे 
आर्त होकर शोक और विलाप करे लगे--“हा 
प्रिये जानकी! तू मुझे छोड़कर कहाँ चली 
गयी?' लक्ष्मणने श्रीरामको सान्त्वना दी। तब 
चे चमे घूम-घूप सीताकी खोज करने लगे। 
इसी समय इनकी जटाबुसे भेट हुई। जटायुने 


१३ 


(यह कहकर कि “सीताको रावण हर ले गया है” 
प्राण त्याग दिया। तब श्रीरघुनाथजीने अपने 
हायसे जटायुका दाह-संस्कार किया। इसके बाद 
इन्होने कबन्धका वध किया। कबन्धने शापमुक्त 
होनेपर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-- आप सुप्रीवसे 
| मिलिये' ॥ २०--२४॥ 


इस प्रकार आदि आण्तेय महापुराणमें “रामायण-कथाके अन्तर्गत अरण्यकाण्डकी कथाका वर्णन" 
विषयक सालय अध्याव पूरा हुआ# ७४ 
हि 


आठवाँ 


अध्याय 


किष्किन्धाकाण्डकी संक्षिप्त कथा 


जारदजी कहते हैं- श्रीरामचन्द्र पम्पा- 
सरोवरपर जाकर सौताके लिये शोक करने लगे। 
वहाँ वे शबरीसे मिले। फिर हनुमानूजीसे उनकी 
भेंट हुई। हनुमानजी उन्‍हें सुग्रौवके पास ले गये 
और सुप्रीवके साथ उनकी मित्रता करायी। 
अ्रीरामचन्रजीने सबके देखते-देखते ताड़के सात 
वृक्षको एक ही बाणसे बाध डाला और दुन्दुभि 
जामक दानवके विशाल शरीरको पैरकी ठोकरसे 
दस योजन दूर फेंक दिया। इसके बाद सुग्रीयके 
शत्रु वालीको, जो भाई होते हुए भी उनके साथ 
चैर रखता था, मार डाला और किष्किन्धापुरो, 
चानरोका साम्राज्य, रुमा एवं तारा-इन सबको 
ऋष्यमूक पर्वतपर वानरराज सुग्रौवके अधीन कर 
(दिया। तदनन्तर किष्किन्धापुरीके स्वामी सुग्रीवने 
कहा-- श्रीराम! आपको सीताजीकी प्राति जिस 
प्रकार भी हो सके, ऐसा उपाय मैं कर रहा हूँ।' 
यह सुननेके बाद श्रीरामचन्दरजीने माल्यवान्‌ पर्वतके 
'शिखरपर वके चार महीने व्यतीत किये और 
सुग्रीव किष्किन्धामें रहने लगे । चौमासेके बाद भी 
जब सुप्रीव दिखायी नहीं दिये, तब श्रोशामचन्द्रजीकी 
आज्ञासे लक्ष्मणने किष्किन्थामें जाकर कहा 
“सुग्रीव! तुम श्रीरामचन्दरजीके पास चलो। अपनी 


|प्रतिज्ाप अटल रहो, नहीं तो वाली मरकर जिस 
जार्णसे गया है, वह मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है। 
अतएव वालीके पथका अनुसरण न करो ।' सप्रीवन 
'कहा--'सुभित्रान्दन! विषयभोगमे आसक्त हो जानेके 
कारण मुझे बीते हुए समयका भान न रहा। 
[अतः मेरै अपराधको क्षमा कीजिये] '॥ १-७॥ 

ऐसा कहकर वानरराज सुप्रीव शरीरामचन्दरजीके 
चास गये और उन्हें नमस्कार करके बोले- 
*भगवन्‌! मैंने सब जानरो|ंको बुला लिया है। अब 
आपकी इच्छाके अनुसार सीताजीकी खोज करनेके 
लिये उन्‍हें भेजूँगा। वे पूर्वादि दिशाओमें जाकर 
एक सहौनेतक सीताजीकी खोज करें। जो एक 
महौनेके बाद लौटेगा, उसे मैं मार डालूँगा।' यह 
सुनकर बहुत-से वानर पूर्व, पश्चिम और उत्तर 
दिशाओकि मार्मपर चल पड़े तथा वहाँ जनककुमारी 
सीताको न पाकर नियत समयके भीतर श्रीराम 
और सुग्रीवके पास लौट आये। हनुमानजी 
अरामचन्द्जीकी दी हुई अँगूठी लेकर अन्य 
नरोके साथ दक्षिण दिशामें जानकीजीकी खोज 
कर रहे थे। वे लोग सुप्रभाकी गुफाके निकट 
विन्ध्यपर्वतपर ही एक माससे अधिक कालतक 
| दूँढ़ते फिरे; किंतु उन्हें सीताजीका दर्शन नहीं 


“हमलोगोंको व्यर्थ हो प्राण देने पड़ेंगे। धन्य है 
चह जटायु, जिसने सीताके लिये रावणके द्वारा मारा 
जाकर सुदं प्राण त्याग दिया था'॥८--१३॥ 

उनकी ये बतं सम्पाति नामक गधे कानॉमें 
चडीं। वह वानरोकि (प्राणत्यागकी चर्चासे उनके) 
खानेकी ताकमें लगा था। किंतु जटायुकी चर्चा 
सुनकर रुक गया और बोला--' वानरो! जटायु 
मेरा भाई था। वह मेरे ही साथ सूर्यमण्डलकी 
ओर उड़ा चला जा रहा था। मैंने अपनी पाँखोक 


ओटमें रखकर सूर्यकी प्रखर किरणोंके तपसे उसे 
'बचाया। अतः वह तो सकुशल बच गया; किंतु 
मेरी पाखे जल गयीं, इसलिये मैं यहीँ गिर पडा। 
आज श्रोरामचन्द्रजीकी वार्ता सुननेसे फिर मेरै 
पंख निकल आये। अब मैं जानकीको देखता हूँ; 
चे लक्षममें अशोक-वाटिकाके भीतर हैं। लवणसमुद्के 
द्मे त्रिकूट पर्वतपर लङ्का बसी हुई है। यहाँसे 
हाँतकका समुद्र सौ योजन विस्तृत है। यह 
जानकर सब वानर श्रीराम और सुप्रीवके पास जायें 
और उन्हें सब समाचार बता दें'॥ १४-१७॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे 'रपायण-कथाके अन्तर्गत किच्किन्धाकाण्डकी कथाका वर्णन" 
नामक आठवाँ अध्याय पूरा हुआ#८॥ 
a 
नवाँ अध्याय 


सुन्दरकाण्डकी संक्षिप्त कथा 


जारदजी कहते हैं- सम्पातिकी बात सुनकर 
हतुमान्‌ और अङ्गद आदि वानरोनि समुट्रकी ओर 
देखा। फिर वे कहने लगे--' कौन समुद्रको लॉपकर 
समस्त वानरोंको जीवन-दान देगा?” बानरोंको 
जीवन-रक्षा और श्रीरामचन्द्रजीके कार्यको प्रकृष्ट 
सिदिके लिये पवनकुमार हनुमानजी सौ योजन 
विस्तृत समुदको लाघ गये। लॉघते समय 
अवलम्बन देनेके लिये समुद्रे मैनाक पर्वत उठा। 
हनुमान्जीने दृष्टिमात्रसे उसका सत्कार किया। 
फिर [छायाग्राहिणी] सिंहिकाने सिर उठाया। [वह 
उन्हें अपना ग्रास बनाना चाहती थी, इसलिये] 
हलुमानूजीने उसे मार गिराया। समुद्रके पार जाकर 
उन्होंने लङ्कापुरी देखी। राक्षसोके घरोमें खोज 
की; रावणके अन्त;पुरमें तथा कुम्भ, कुम्भकर्ण, 
विभीषण, उन्द्रजित्‌ तथा अन्य राक्षसे गृहो | 
जा-जाकर तलाश की; मद्यपानके स्थानों आदिमं 
भी चक्र लगाया; किंतु कहीं भी सीता उनको 
दृष्टिमें नहीं पढ़ीं। अब वे बड़ी चिन्तामे पड़े।' 


अन्तमं जब अशोकवाटिकाकी ओर गये तो वहाँ 
शिंशपा-वृक्षक नौचे सौताजी उन्हें बैठी दिखायी 
दीं। यहाँ राक्षसियाँ उनकी रखवाली कर रही 
थों। हनुमानूजीने शिंशपा-यृक्षपर चढ़कर देखा। 
रावण सौताजीसे कह रहा था-“तू मेरी 
स्त्री हो जा'; किंतु वे स्पष्ट शब्दोमें 'ना' कर 
रहौ थीं। यहाँ बैठी हुई राक्षसियाँ भी यही कहती 
थौ--"तू रावणकी स्त्री हो जा।' जब रावण चला 
गया तो हनुमानूजने इस प्रकार कहना आरम्भ 
किया-“अयोध्यामें दशरथ नामवाले एक राजा 
थे। उनके दो पुत्र राम और लक्ष्मण वनवासके 
लिये गये। वे दोनों भाई श्रेष्ठ पुरुष हैं। उनमें 
औरामचन्द्रजीकी पली जनककुमारी सीता तुह 
हो। रावण तुम्हें बलपूर्वक हर ले आया है। 
शररामचन्द्रजी इस समय वानरराज सुप्रीवके मित्र 
हो गये हैं। उन्होंने तुम्हारी खोज करनेके लिये ही 
मुझे भेजा है। पहचानके लिये गू संदेशके साथ 


ओरामचन्दरजीने अंगूठी दी है। उनकी दी हुई यह 


अँगूठी ले लो'॥ १-९॥ 

सीताजीने अँगूठी ले ली। उन्होंने वृक्षपर बैठे 
हुए हनुमानूजीको देखा। फिर हनुमान्‌जी वृक्षसे 
उतरकर उनके सामने आ बैठे, तब सीताने उनसे 
कहा-- यद श्रोरघुनाथजी जीवित हैं तो वे मुझे 
यहाँसे ले क्‍यों नहीं जाते?' इस प्रकार शङ्का 
करती हुई सीताजीसे हनुमान्‌जीने इस प्रकार 
'कहा-'देवि सीते! तुम यहाँ हो, यह बात 
श्रीरामचन्द्रजी नहीं जानते। मुझसे यह समाचार 
जान लेनेके पश्चात्‌ सेनासहित राक्षस रावणको 
मारकर वे तुम्हें अवश्य ले जाकँग । तुम चिन्ता न 
करो। मुझे कोई अपनी पहचान दो।' तब 
सीताजीने हतुमानूजीको अपनी चूडामणि उतारकर 
दे दी और कहा--' भैया! अब ऐसा उपाय करो, 
जिससे श्रीरघुनाथजी शीघ्र आकर मुझे यहाँसे ले 
चलें। उन्हें कौएकी आँख नह कर देनेवाली 
'घटनाका स्मरण दिलाता; [आज यहीँ रहो] कल 
सबेरै चले जाना; तुम मेरा शोक दूर करनेवाले 
हो। तुम्हरे आनेसे मेरा दुःख बहुत कम हो गया 
है।' चूडामणि और काकवाली कथाको पहचानके 
रूपमें लेकर हनुमानूजीने कहा--' कल्याणि तुम्हारे 
पतिदेव अब तुह शीघ्र ही ले जाकँँ। अथवा 
यदि तुम्हें चलनेकी जल्दी हो, तो मेरी पीठपर 
बैठ जाओ। मैं आज ही तुषं रम और सुप्रीवके 


तदनतर हनुमान्‌जीने रावणसे मिलनेकी युक्ति 
सोच निकाली। उन्होंने रक्षकॉंको मारकर उस 
वाटिकाको उजाड्‌ डाला। फिर दाँत और नख 
आदि आयुधोंसे वहाँ आये हुए रावणके समस्त 
सेवकॉको मारकर सात मन्त्रिकुमारो तथा रावणपुत्र 
अक्षयकुमारको भी यमलोक पहुँचा दिया। तत्पश्चात्‌ 
झनदरजित्ने आकर उन्हें नागपाशेसे बाँध लिया और 


उन वानरवीरको राबणके पास ले जाकर उससे 
'मिलाया। उस समय रावणने पूछा--'तू कौन 
है?” तब हजुसानूजोने रावणको उत्तर दिया--'मै 
अरामचन्द्रजोका दूत हूँ। तुम श्रीसीताजीको 
श्रीरधुनाथजीकी सेवामें लौटा दो; अन्यथा 
'लङ्कानिवासी समस्त राक्षसोकि साथ तुम्हें श्रीरामके 
बाणोंसे घायल होकर निश्चय ही मरना पड़ेगा।' 
बह सुनकर रावण हनुमानूजीको मारनेके लिये 
उद्यत हो गया; किंतु विभीषणने उसे रोक दिया। 
तब रावणने उनकी पूँछमें आग लगा दी। 
'चुँङ जल उठी। यह देख पवनपुत्र हनुमानूजीने 
राक्षसाँकी पुरी लङ्काको जला डाला और सीताजीका 
पुनः दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। फिर 
समुद्रक पार आकर अङ्गद आदिसे कहा--'मैंने 
सरीताजीका दर्शन कर लिया है।' तत्पश्चात्‌ अङ्गद 
आटिके साथ सुग्रीवके मधुवनमें आकर, दधिमुख 
आदि रक्षकॉको परास्त करके, मधुपान करनेके 
अनन्तर ये सब लोग श्रीरामचन्द्रजीकै पास 
आये और बोले--'सौताजीका दर्शन हो गया।' 
श्रीरामचन््रजौने भी अत्यन्त प्रसन्न होकर हनुमानूजीसे 
घूछा-॥ १६-२४॥ 

श्रीरामचन्द्रजी योले-- कपिवर ! तुम्हें सीताका 
दर्शन कैसे हुआ? उसने मरे लिये क्या संदेश 
दिया है? यैं विरहकी आगमें जल रहा हुँ। तुम 
सौठाकी अमृतमयी कथा सुनाकर मेरा संताप 
शान्त करो॥ २५॥ 

जारदजी कहते हैं-- यह सुनकर हनुमान्‌जीने 
रघुनाथजीसे कहा--' भगवन्‌! मैं समुद्र लॉघकर 
लङ्काम गया था। वहाँ सीताजीका दर्शन करके, 
लङ्कापुरीको जलाकर यहाँ आ रहा हूँ। यह 
सौताजीकी दी हुई चूडामणि लीजिये। आप शोक 
ज करें; राबणका वध करनेके पश्चात्‌ निश्चय 
ही आपको सीताजीकी प्राप्ति होगी।' औ्ररामचन्द्जी 


२६ 


„अहना 


[सबळ 


उस मणिको हाथमें ले, विरहे व्याकुल होकर 
रोने लगे और बोले "इस मणिको देखकर ऐसा 
जान पढ़ता है, मानो गने सीताको ही देख लिया। 
अब मुझे सीताके पास ले चलो; मैं उसके बिना 
जीवित नहीँ रह सकता।' उस समय सुप्रोव 
आदिने श्रीरामचन्द्रजीको समझा-बुझाकर शान्त 
किया। तदनन्तर श्रीरघुनाथजो समुद्रके तटपर 
गये। वहाँ उनसे विभीषण आकर मिले। विभोषणके | 
भाई दुरात्मा रावणने उनका तिरस्कार किया था। 
(विभीषणे इतना ही कहा था कि “भैया! आप 
सीताको श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामे समर्पित कर 
दीजिये।' इसी अपराधके कारण उसने इन्हें ठुकरा 
दिया था। अब वे असहाय थे। श्रीरामचन्द्रजीने 


विभोषणकों अपना मित्र बनाया और लङ्काके 
राजपदपर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद 
रामने समुद्रसे लङ्का जानेकै लिये रास्ता माँगा। 
जब उसने मार्ग नहीं दिया तो उन्होंने बाणोंसे उसे 
बॉध डाला। अब समुद्र भयभीत होकर 
ओरामचन्रजीके पास आकर बोला-'भगवन्‌! 
जलके वरा मेरे ऊपर पुल बँधाकर आप लङ्काम 
जाइये। पूर्वकालमें आपहीने मुझे गहरा बनाया 
था।' यह सुनकर श्रीरामचन्दरजीने नलके द्वारा वृक्ष 
और शिलाखण्डॉंसे एक पुल बँधवाया और 
उसीसे ये वानरॉसहित समुद्रके पार गये। वहाँ 
सुवेल पर्वतपर पडाव डालकर वहाँसे उन्होंने 
लङ्कापुरीका निरीक्षण किया॥ २६--३३॥ 


इस प्रकार आहि आरोक महापे 'ण्यायण- कथाके अचत सुन्दरकाण्डको कथाका वर्ण" 
जापक तका अध्याय पूरा हुआ# ९४ 
RR 


दसवाँ 


अध्याय 


युद्धकाण्डकी संक्षिप्त कथा 


जारदजी कहते हैं-- तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीके 
आदेशसे अङ्गद रावणके पास गये और बोले- 
“रावण! तुम जनककुमारी सौताको ले जाकर 
शीघ्र ही श्रीरामचन्द्रजीको सौंप दो। अन्यथा मारे 
जाओगे।' यह सुनकर रावण उन्हें मारनेको तैयार 
हो गया। अङ्गद राक्षसोंको मार-पौटकर लौट 
आये और श्रीरामचन्दरजीसे बोले--' भगवन्‌! रावण 
केवल युद्ध करना चाहता है।' अङ्गदकी बात 
सुनकर श्रीरामने वानराँकौ सेना साथ ले युद्धके 
लिये लङ्कां प्रवेश किया। हनुमान, मैन्द, विद, 
जाम्बवान्‌, नल, नील, तार, अङ्गद, भूम, सुषेण, 
केसरी, गज, पनस, विनत, रमभ, शरभ, महाबली 
कम्पन, गवाक्ष, दधिमुख, गवय और गन्धमादन 


[कपिराज) सुग्रीव भी युद्धेके लिये उपस्थित थे। 
फिर तो राक्षसों और वानरोमै घमासान युद्ध छि 
जया राक्षस वानरोंको बाण, शक्ति और गदा 
आकिके ट्वारा माले लगे और वानर नख, दाँत 
एं शिला आदिके द्वारा राक्षसोंका संहार करने 
सगे। राक्षसोंकी हाथी, घोड़े, रथ और पैदलॉसे 
युक्त चतुरङ्िणी सेना नषट-प्रष्ट हो गयी। हनुमानने 
पर्वतशिखरसे अपने वैरी भूप्राक्षका वध कर 
'डाला। नीलने भी युद्धके लिये सामने आये हुए 
अकम्पन और प्रहस्तको मौतके घाट उतार 
दिया॥ १-८॥ 

णम और लक्षण यद्यपि इन्दरजतके नागासतरसे 
ध गये थे, तथापि गरुड़की दृष्टि पड़ते ही उससे 


ये सब तो वहाँ आये ही, अन्य भी बहुत-से 
बानर आ पहुँचे। इन असंख्य वानरॉसहित 


मु हो गये। तत्पक्षात्‌ उन दोनों भाइयोनि बाणोंसे 
राक्षसी सेनाका संहार आरम्भ किया। श्रीरामने 


«अध्याय १०० 


१७ 


FTE कक क कक कक कक कक नु 


रावणको युद्धमे अपने बाणोंकी मारसे जर्जीरित 
कर डाला। इससे दुःखत होकर रावणने कुम्भकर्षको 
सोतेसे जगाया। जागनेपर कुम्भकर्णने हजार घडे 
मदिरा पीकर कितने ही भैंस आदि पशुओंका 
भक्षण किया। फिर रावणसे कुम्भकर्ण बोला- 
“साताका हरण करके तुमने पाप किया है। तुम 
मेरे बड़े भाई हो, इसीलिये तुम्हारे कहनेसे युद्ध 
करने जाता हूँ। मैं बानरोंसहित रामको मार 
डालूँगा'॥९-१२४॥ 

ऐसा कहकर कुम्भकर्णने समस्त वानरोंको 
कुचलना आरम्भ किया। एक बार उसने सुग्रोवको 
पकड़ लिया, तब सुग्रीवने उसको नाक और 
कान काट लिये। नाक और कानसे रहित होकर 
बह वानरोंका भक्षण करने लगा। यह देख 
श्रीरामचन्द्रजीने अपने बाणोंसे कुम्भकर्णको दोनों 
भुजाएँ काट डालों। इसके बाद उसके दोनों पैर 
तथा मस्तक काटकर उसे पृथ्वीपर गिर दिया। 
तदनन्तर कुम्भ, निकुम्भ, राक्षस मकराक्ष, महोदर, 
महापार्श, म, राक्ष उम, परभ, भासकर्ण, 
विरूपाक्ष, देवान्तक, नरान्तक, त्रिशिरा और 
अतिकाय युद्धमें कूद पड़े। तब इनको तथा और 
भी बहुत-से युद्धपरायण राक्षसोंको ब्रोशम, लक्ष्मण, 
विभीषण एवं वानरोनि पृथ्वीपर सुला दिया। 
तत्पश्चात्‌ इन्दरजित्‌ (मेघनाद)-ने मायासे युद्ध 
करते हुए वरदानं प्रात हुए नागपाशट्वारा श्रीराम 
और लक्ष्मणको बाँध लिया। उस समय हतनुमान्‌जीके 
द्वार लाये हुए पर्वतपर उगी हुई 'विशल्या' 
जामकी ओषधिसे श्रीराम और लक्ष्णके घाव 
अच्छे हुए। उनके शरीरसे बाण निकाल दिये गये। 
हनुमानजी पर्वतको जहास लाये थे, वहाँ उसे 
पुनः रख आये। इधर मेघनाद निकुम्थिलादेवीके 
मन्दिरमे होम आदि करने लगा। उस समय 
लक्ष्मणने अपने बाणोंसे इ्ठको भी परास्त कर 
3362 अग्नि पुराण २ 


देनेवाले उस वीरको युद्धमें मार गिराया। पुत्रकौ 
मृत्युका समाचार पाकर रावण शोकसे संतत हो 
'उठा और सीताको मार डालनेके लिये उद्यत हो 
उठा; किंतु अविन्ध्यके मना करनेसे वह मान गया 
और रधपर बैठकर सेनासहित युद्धभूमियें गया। 
तब इन्द्रके आदेशसे मातलिने आकर शरीरघुनाथजीको 
भो देवराज इन्द्रके रथपर बिठाया॥ १३--२२॥ 

आराम और रावणका युद्ध श्रीराम और 
रावणके युद्धे ही समान था-उसको कहीँ भी 
दूसरी कोई उपमा नहाँ थी। रावण वनरोप प्रहार 
करता था और हनुमान्‌ आदि वानर रावणको 
चोट पहुँचाते थे। जैसे मेघ पानी बरसाता है, उसी 
प्रकार श्रीपुनाथजीने रावणके ऊपर अस्म-शसत्ोकी 
वर्षा आरम्भ कर दौ। उन्होंने रावणके रथ, ध्वज, 
अथ, सारथि, धनुष, बाहु और मस्तक काट 
डाले। काटे हुए मस्तकोके स्थानपर दूसरे नये 
मस्तक उत्पन्न हो जाते थे। यह देखकर 
श्रीरामचन्द्रजौने ्रह्मास्त्रके द्वारा रावणका वक्षःस्थल 
विदोर्ण करके उसे रणभूमिमें गिर दिया। उस 
समय [मसे बचे हुए सब] राक्षसोके साथ 
रावणको अनाथा स्त्रियां विलाप करने लगीँ। तब 
ओरामचद्रजोकी आज्ञासे विधोषणने उन सबको 
सान्त्वना दे, रावणके शवका दाह-संस्कार किया। 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्जीने हनुमानूजीके द्वारा 
सौताजौको चुलवाया। यद्यपि वे स्वरूपसे ही 
तिल्य शुद्ध थीं, तो भी उन्होंने अग्नि प्रवेश 
करके अपनी विशुद्धताका परिचय दिया। तत्पश्चात्‌ 
रघुनाथजोने उन्हें स्वीकार किया। इसके बाद 
रादि देवताओने उनका स्तवन किया। फिर 
रहमान तथा स्वर्गवासी महाराज दशरथने आकर 
स्तुति करते हुए कहा-- श्रीराम! तुम राक्षसोंका 
संहार करनेवाले साक्षात्‌ श्रोविष्णु हो।' फिर 
ओरामके अनुरोधसे इरे अमृत बरसाकर मरे 


हुए वानको जीवित कर दिया। समस्त देवता 
युद्ध देखकर, श्रोरामचन्द्रजीके द्वारा पूजित हो, 
स्वर्गलोकमें चले गये। श्रोरामचन्रजीने लङ्काका 
राज्य विभीषणको दे दिया और वानरोंका विशेष 
सम्मान किया॥ २३-२९॥ 

फिर सबको साथ ले, सोतासहित पुष्पक 
'विमानपर बैठकर श्रीराम जिस मार्गसे आये थे, 
उसीसे लौट चले। मार्ममें खे सोतको प्रसत्रचत्त 
होकर वनों और दुर्गम स्थानोको दिखाते जा 
रहे थे। प्रयाग महर्षि भरदाजको प्रणाम करके 
चे अयोध्याके पास नन्दिग्राममें आये। वहाँ 
भरतने उनके चरणोंमें प्रणाम किया। फिर ये 
अयोध्यामें आकर वहीँ रहने लगे। सबसे पहले 


उन्होंने महर्षि वसिष्ठ आदिको नमस्कार करके 
क्रमशः कौसल्या, कैकेयी और सुमित्राके चरणो 
मस्तक झुकाया। फिर राज्य-प्रहण करके 
जाहाणो आदिका पूजन किया। अश्चमेध-यजञ 
करके उन्होंने अपने आत्मस्वरूप श्रीवासुदेवका 
'यजन किया, सब प्रकारके दान दिये और 
अजाजनोका पुत्रवत्‌ पालन करने लगे। उन्होंने 
धर्म और कामादिका भी सेवन किया तथा वे 
दको सदा दण्ड देते रहे। उनके राज्यमें सब 
लोग धर्मपरायण थे तथा पृथ्वीपर सब प्रकारकी 
खेती फली-फूली रहती थी। श्ीरघुनाथजीके 
शासनकालमें किसौकी अकालमृत्यु भी नहीं 
होती थो॥ ३०--३५॥ 


इस प्रकार आहि आप महु 'रायायफ- कथाको अन्तर्गत बुद्धकाण्डकी कथाका वर्णन” 
मागक दसवां अध्याय पूरा हुआ १०४ 
हि 
ग्यारहवाँ अध्याय 
उत्तरकाण्डकी संक्षिप्त कथा 


जारदजी कहते हैं-- जब रघुनाथजी अयोध्याके 
राजसिंहासनपर आसीन हो गये, तब अगस्त्य 
आदि महर्षि उनका दर्शन करके लिये गये। वहाँ 
उनका भलीभौति स्वागत-सत्कार हुआ। तदनन्तर 
उन ऋषियोंने कहा--' भगवन्‌! 
लङ्काम विजयी हुए और इ्द्रजत्‌-जैसे राक्षसको 
मार गिराया। [अब हम उनकी उत्पत्ति-कथा 
बतलाते हैं, सुनिये--] ब्रह्माजीके पुत्र मुनिवर 
पुलस्त्य हुए और पुलस्त्यसे महर्षि विश्वाका 
जन्म हुआ। उनकी दो पलियां थीं-पुण्योत्कटा 


समस्त देवताओंको जीत लिया। कैकसीके दूसरे 
चुत्रका नाम कुम्भकर्ण और तीसरेका विभौषण 
था। कुम्भकर्ण सदा नौँदमें ही पड़ा रहता था; 
कितु विभीषण बड़े धर्मात्पा हुए। इन तीनोँकी 
बहन शूर्पणखा हुई। रावणसे मेघनादका जन्म 
हुआ। उसने इन्द्रको जीत लिया था, इसलिये 
'न्द्रजित्‌'के नामसे उसकी प्रसिद्धि हुई। वह 
रावणसे भी अधिक बलवान्‌ था। परंतु देवताओं 
आदिके कल्याणकी इच्छा रखनेवाले आपने 
सक्ष्मणके द्वारा उसका वध करा दिया।' ऐसा 


और कैकसी। उनमें पुण्वोत्कटा ज्येष्ठ थी। उसके 
गर्भसे धनाध्यक्ष कुबेरका जन्म हुआ। कैकसाके 
गर्भसे पहले रावणका जन्म हुआ, जिसके दस 
मुख और बीस भुजाएँ थीं। रावणने तपस्या को 
और ब्रहाजीने उसे वरदान दिया, जिससे उसने 


कहकर चे आगस्त्य आदि ख्रहमर्षि शररधुनाथजीके 
दवा अभिनन्दित हो अपने-अपने आश्रमको चले 
गये। तदनन्तर देवताओंकी प्रार्थनासे प्रभावित 
अरामचन्दजीके आदेशसे शतनुष्नने लवणासुरको 
मारकर एक पुरी बसायो, जो 'मधुरा' नामसे 


«अध्याय ३२० 


१९ 


प्रसिद्ध हुई। तत्पश्चात्‌ भरतने श्रोरामकी आजा 
पाकर सिन्धु-तीर-निवासी शैलूष नामक बलोन्मत्त 
गन्धर्वका तथा उसके तीन करोड़ वंशका अपने 
तीखे बाणोंसे संहार किया। फिर उस दशके [गान्धार 
और मद्र] दो विभाग करके, उनमें अपने पुत्र तक्ष 

और पुष्करको स्थापित कर दिया॥१--९॥ 
इसके बाद भरत और शत्रुघ्न अयोध्यामें चले 
आये और वहाँ श्रोरपुनाथजोकों आराधना कते 
हुए रहने लगे। श्रीरामचन्द्रजीने दुष्ट पुरुषोंका 
युद्धमें संहार किया और शिष्ट पुरुषोंका दान 
आदिके द्वारा भलीभाँति पालन किया। उन्होंने 
'लोकापवादके भयसे अपनी धर्मपली साताको 
चनमें छोड़ दिया था। वहाँ वाल्मीकि मुनिके 
आश्रमम उनके गर्भसे दो श्रेष्ठ पत्र उत्पन्न हुए, 
जिनके नाम कुश और लव थे। उनके उत्तम 
इस प्रकार आदि आ्तेक सहापुराणमे 'र 


चरित्रको सुनकर श्रोरामचन्द्रजीको भलीभौँति 
निश्चय हो गया कि ये मेरै हो पुत्र हँ। तत्प्षात्‌ 
उन दोनॉको कोसलके दो राज्योपर अभिषिक्त 
करके, “मैं ब्रह्म हूँ" इसको भावनापूर्वक ध्यान- 
योगमे स्थित होकर उन्होंने देवताओंकी प्रा्थनासे 
भाइयों और पुरवासियॉसहित अपने परमधाममें 
प्रवेश किया। अयोध्यामें ग्यारह हजार वर्षोतक 
राज्य करके वे अनेक यज्ञॉका अनुष्ठान कर चुके 
थे। उनके बाद सीताके पुत्र कोसल जनपदके 
राजा हुए॥ १०-१३॥ 
अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठजी  देवर्षि नरदे 
यह कथा सुनकर महर्षि वाल्मीकिने विस्तारपूर्वक 
रामायण नामक महाकाव्यकी रचना की। जो इस 
प्रसङ्गको सुनता है, वह स्वर्गलोकको जाता 
है॥ १४॥ 
रायन" अनत उतरकाण्डकी 


कथाका वर्णन” मक रारा अध्याय पूण हुआ ११॥ 
हि 


अध्याय 


हरिवंशका वर्णन एवं श्रीकृष्णावतारकी संक्षिप्त कथा 


अग्निदेव कहते हैं--अब मैं हरिवंशका 
वर्णन करँगा । ्रविष्णुके नाभि-कमलसे ब्रहाजीका 
दुर्भाव हुआ। ब्रह्माजीसे अत्रि, अत्रिसे सोम, 
सोमसे [बुध एवं बुधसे] पुरूरवा उत्पन्न हुए। 
पुरूरवसे आयु, आयसे नहुष तथा नहुपसे ययातिका 
जन्म हुआ। ययातिकी पहली पत्नी देवयानीने 
यदु और तुरवसु नामक दो पुत्रोंको जन्म दिया। 
उनकी दूसरी पली सर्मिष्ठाके गर्भसे, जो वृषपर्वाकी 
पुत्री थी, हुनु, अनु और पूर ये तीन पुत्र उत्फा 
हुए। यदुके वंशे “यादव” नमसे प्रसिद्ध क्षत्रिय 


हुए। उन सबमें भगवान्‌ वासुदेव सर्र थे । परम 
पुरुष भगवान्‌ विष्णु ही इस पृथ्वीका भार 
उतारनेके लिये वसुदेव और देवकीके पुरूपं 
प्रकट हुए थे। भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे योग- 
लिते क्रमशः छः गर्भ, जो पूर्वजन्म 
हिरण्वकशिपुके पुत्र थे, देवकीके उदरं स्थापित 
किये। देवकीके उदरसे सातवें गर्भके रूपमें 
बलभ प्रकट हुए थे। ये देवकीसे रोहिणीके 
ग्मि खचकर लाये गये थे, इसलिये [संकर्षण 
तथा] रौहिणेय कहलाये। तदनन्तर श्रावण मासके" 


पनत पो अहिले लेका कलाको अनायर रू ज सेल कता मके अदा तला केप 
आजकी गननाके अनुसार जो भर कृष्ण यी है, यही ऋचण कृष्ण आमो सिद्ध होती है। गुजरात, माये अब भी ऐसा ही 


आल हैं। 


२० 


«अभिपुराण« 


ससार 


कृष्णपक्षकी अष्टमीको आधी रातके समय चार 
भुजाधारी भगवान्‌ श्रीहरि प्रकट हुए। उस समय 
देवकी और वसुदेवने उनका स्तवन किया। फिर 
थे दो बाँहोंवाले ननहें-से बालक बन गये। 
सुदेवने कंसके भयसे अपने शिशुको यशोदाकी 
शब्यापर पहुँचा दिया और यशोदाकी नवजात 
बालिकाको देवकीकी शय्यापर लाकर सुला 
दिया। बच्चेके रोनेकी आवाज सुनकर कंस आ 
पहुँचा और देवकीके मना करनेपर भी उसने उस 
बालिकाको उठाकर शिलापर पटक दिया 
उसने आकाशवाणीसे सुन रखा था कि देवकीके 
आठवें गर्धसे मेरी मृत्यु होगी। इसौलिये उसने 
देवकीके उत्पत्र हुए सभी शिशुऑको मार डाला 
था॥१-- 

कंसके द्वारा शिलापर पटकी हुई वह बालिका 
आकाशमें उड़ गयी और बहाँसे इस प्रकार 
बोली--' कंस! मुझे पटकनेसे तुम्हारा क्या लाभ 
हुआ? जिनके हाथसे तुम्हारा वध होगा वे 
देवताओंके सर्वस्वभूत भगवान्‌ तो इस पृथ्वीका 
भार उतारनेके लिये अवतार ले चुके'॥ १०-११॥ 

ऐसा कहकर वह चली गयौ । उसीने देवताओंकी 
प्रार्थनासे शुम्भ आदि दैत्योंका वध किया। तब 
इतने इस प्रकार स्तुति कौ-'जो आर्या, दुर्ग, 
वेदा, अम्बिका, भद्रकाली, भटा, क्ष्या, समकर 
तथा नैकबाहु आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं, उन| 
जगदम्बाको मैं नमस्कार करता हूँ।' जो तीनं 
समय इन नामोंका पाठ करता है, उसकी सब 
'कामनाएँ पूर्ण होती है? उधर कंसने भी ( बालिकाको 
बात सुनकर) नवजात शिशुओका वध करनेके 
लिये पूतना आदिको सब ओर भेजा। कंस 


आदिसे डरे हुए वसुदेवने अपने दोनों पुत्रॉकी 
रक्षाके लिये उन्हें गोकुलमें यशोदापति नन्दजीको 
सौंप दिया था। वहाँ बलराम और श्रीकृष्ण- 
दोनों भाई गौओ तथा ग्वालबालोकि साथ विचरा 
करते थे। यद्यपि वे सम्पूर्ण जगत्‌के पालक थे, तो 
भी ब्रजमें गोपालक बनकर रहे। एक बार 
श्रीकृष्णके कधमसे तंग आकर मैया यशोदाने 
उन्हें रस्सीसे ऊखलमें बाँध दिया। वे ऊखल 
'घसौटते हुए दो अर्जुन-वृक्षोके बीचसे निकले। 
इससे चे दोनों वृक्ष टूटकर गिर पढे। एक दिन 
श्रीकृष्ण एक छकहेकै नौचे सो रहे थे। वे 
माताका स्तनपान कर्नेकी इच्छासे अपने पैर 
फेंक-फेंककर रोने लगे। उनके पैरका हलका-सा 
आघात लगते ही छकड़ा उलट गया॥ १२--१७॥ 

भूलना अपना स्तन पिलाकर श्रीकृष्णको 
मारनेके लिये उद्यत थी; किंतु श्रीकृष्णने ही 
उसका काम तमाम कर दिया। उन्होंने वृन्दावन 
जानेके पश्चात्‌ कालियनागको परास्त किया और 
उसे यमुवाके कुण्डसे निकालकर समुद्रमे भेज 
दिया। बलरामजीके साथ जा, गदहेका रूप धारण 
करलेवाले धेनुकासुरको मारकर, उन्होंने तालवनको 
केयु स्थान बना दिया तथा वृषभरूपधारी 
अखिशासुर और अभ्नरूपधारी केशीको मार डाला। 
फिर कृष्णे इन्दरयागके उत्सवको बंद कराया 
और उसके स्थानम गिरिराज गोवर्धनकी पूजा 
प्रचलित को। इससे कुपित हो इने जो वर्षा 
आरम्भ की, उसका निवारण श्रीकृष्णने गोवर्धन 
पर्वतको धारण करके किया। अन्तमें गहेनले 
आकर उनके चरणों मस्तक झुकाया और उन्हे 
“गोविन्द की पदवी दी। फिर अपने पुत्र अर्जुनको 


जला है 


नैकर अर्थ है-- अनेक बेली । एसले हपु चुप, अहपुख तथा अररु आदि सभो देवया रहो 


२, आर्या दं खेद गर्था अम्बिका घकाल्यरि,। भा म्ल मकर नकु लम्‌ 


मिः पठेम सामन स आलुखतु& 


(अखिल इस १९-१३) 


«अध्याय १२५ 


२१ 


जन 


उन्हें सौंपा। इससे संतुष्ट होकर श्रोकृष्णने 
इन्द्रयागका भी उत्सव कराया। तदनन्तर एक दिन 
चै दोनों भाई कंसका संदेश लेकर आये हुए 
अक्ूरके साथ रथपर बैठकर मथुरा चले गये। 
जाते समय श्रीकृष्णमे अनुराग रखनेवाली गोपियों, 
जिनके साथ थे भौँत-भाँतिकी मधुर लीलाएँ कर 
चुके थे, उन्हें बहुत देरतक निहारती रहों। मार्गमे 
अक्ूरने उनकी स्तुति कौ। मधुरामे एक रजक 
(धोबी) को, जो बहुत बढ़-बढ़कर बातें बना 
रहा था, मारकर श्रीकृष्णने उससे सारे वस्त्र ले 
लिये॥ १८-२३॥ 

एक मालीके द्वापर उन्होंने बलरामजीके साथ 
'फूलकी मालाएँ धारण कीं और मालीको उत्तम 
चर दिया। कंसकी दासी कुब्जाने उनके शरीरम 
चअन्‍्दनका लेप कर दिया, इससे प्रसन्न होकर 
उन्होंने उसका कुबङापन दूर कर दिया-उसे 
सुडौल एवं सुन्दरी बना दिया। आगे जानेपर 
'साशालाके द्वारपर खड़े हुए कुवलयापीड नामक 
'मतवाले हाथीको मारा और रक्नभूमिमें प्रवेश 
करके श्रीकृष्णने मपर बैठे हुए कंस आदि 
राजाओंके समक्ष चाणूर नामक मल्लके साथ 
(उसके ललकाणेपर) कुश्ती लड़ और बलरामने 
मुष्टिक नामवाले पहलवानके साथ दंगल शुरू 
किया। उन दोनों भाइयोने चाणूर, मुष्टिक तथा 
अन्य पहलबानॉंको भी [बात-की-बातमें] मार 
गिराया। तत्पश्चात्‌ श्रीहरिने मधुराधिपति कंसको 
माएकर उसके पिता उप्रसेनको यदुवंशियोंका 
राजा बनाया। कंसके दो रानियाँ थीं--अस्ति और 
प्राति। वे दोनों जरासन्धकी पुत्रियाँ थीं। उनको 
प्रेरणासे जरासन्धने मधुरापुरीपर घेरा डाल दिया 
और यदुवंशियोंके साथ बाणोंसे युद्ध करने लगा। 
बलराम और श्रीकृष्ण जरासन्धको परास्त करके 
मथुरा छोड़कर गोमन्त पर्वतपर चले आये और 


| द्वारका नगरीका निर्माण करके वहीँ यदुवंशियोके 


साथ रहने लगे। उन्होंने युद्धम वासुदेव नाम 
धारण कर्नेवाले पौण्ड्कको भी मारा तथा 
भूमिपुत्र नरकासुरका वध करके उसके द्वारा 
हसकर लायी हुई देवता, गन्धर्व तथा यक्षोंकी 
कन्याओंकि साथ विवाह किया। श्रोकृष्णके सोलह 
हजार आठ रानियाँ थीं, उनमें रुविमणी आदि 
प्रधान थीं॥ २४--३१॥ 

इसके बाद नरकासुरका दमन करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यभामाके साथ गस्डपर आस्क 
हो स्वर्गलोकमें गये। वहाँसे इन्द्रको परास्त करके 
रुलॉसहित मणिपर्वत तथा पारिजात वृक्ष उठा 
लाये और उन्हें सत्यभामाके भवनमे स्थापित कर 
दिया। श्रोकृष्णन सान्दीपनि मुनिसे असव-शस््रकी 
शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा पानेकै अन्तर 
उ गुस्दक्षिणके रूपें गुरुके मेरे हुए बालकको 
जाकर दिया था। इसके लिये उन्हें 'पश्जन' 
नामक दैत्यको परास्त करके यमराजके लोकमें 
भी जाना पड़ा था। वहाँ यमराजने उनकी बड़ी 
पूना कौ थी। उन्होंने राजा मुनुकुन्दके द्वारा 
'कालयवनका वध करवा दिया। उस समय 
मुचुकुन्दने भी भगवान्‌की पूजा की। भगवान्‌ 
कृष्ण वसुदेव, देवकी तथा भगवद्धक ब्राहाणोका 
बडा आदर-सत्कार करते थे। बलभद्जीके द्वारा 
शवतीके गर्भे निशठ और उल्मुक नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए। श्रीकृष्णद्वारा जाम्बवतोके गर्भसे 
साम्बका जन्म हुआ। इसी प्रकार अन्य रानियोंसे 
अन्यान्य पुत्र उत्पन्न हुए। रुविमणीके गर्भसे 
अ्युम्तका जन्म हुआ था। वे अभी छः दिनके थे, 
तभी शाम्बराखुर उन्हें मायाबलसे हर ले गया। 
[उसने बालकको समु फेंक दिया। समुद्रम एक 
मतस्य उसे निगल गया। उस मत्स्यको एक 
|महाहने पकड़ा और शम्बरासुरको भेंट किया। 


३२ 


+ असतु्ण+ 


फिर शम्बरासुरने उस मत्स्यको मायावतीके हवाले 
कर दिया। मायावतीने मत्स्यके पेटमें अपने 
पतिको देखकर बड़े आदरसे उसका पालन- 
पोषण किया। बड़े हो जानेपर मायावतीने प्रद्ुम्तसे 
कहा--नाय! मैं आपकी पली रति हूँ और आप 
मेरे पति कामदेव हैं। पूर्वकालमें भगवान्‌ शङ्करने 
आपको अनङ्ग (शरीररहित) कर दिया था। 
आपके न रहनेसे शम्बरासुर मुझे हर लाया है। 
मैंने उसकी पली होन स्वीकार नहीं किया है। 
आप मायाके ज्ञाता हैं, अतः शम्बरासुरको मार 
'डालिये'॥ ३२--३९॥ 

यह सुनकर प्रचुम्नने शम्बरासुरका वध किया 
और अपनी भार्या मायावतीके साथ वे ओरकृष्णके 
पास चले गये। उनके आगमनसे श्रीकृष्ण और 
रुबिमणीको बड़ी प्रसन्नता हुई । प्रधुम्तसे उदारबुद्ध 
अनिरुद्धका जन्म हुआ। बड़े होनेपर ये उपाके 
स्वामी हुए। राजा बलिके बाण नामक पुत्र था। 
उषा उसीकी पुत्री थो। उसका निवासस्यान 
शोणितपुरमें था। बाणने बड़ी भारी तपस्या की, 
जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिवने उसको 
अपना पुत्र मान लिया था। एक दिन शिवजीने 
बलोन्मत्त बाणासुरकी युद्धविषयक इच्छसे संतुष्ट 
होकर उससे कहा-'बाण! जिस दिन तुम्हारे 
'महलका मयूर॒ध्वज अपने-आप टूटकर गिर जाय, 
उस दिन यह समझना कि तुम्हें युद्ध प्रात होगा।' 
'एक दिन कैलास पर्वतपर भगवती पार्वती भगवान्‌ 
शङ्करके साथ कीडा कर रहो थीं। उन्हें देखकर 
उपाके मनमें भी पतिकी अभिलाषा जागर हुई। 
वार्वतीजीने उसके भनोभावको समझकर कहा-- 
“बैशाख मासकी द्वादशी तिथिको रातके समय 
स्वणमे जिस पुरुषका तुम्हें दर्शन होगा, वही 
तुम्हार पति होगा।' पार्वतीजीकी यह बात 


सुनकर उषा बहुत प्रसन्न हुई। उक्त तिथिको जब 
वह अपने घरे सो गयी, तो उसे वैसा ही स्वण 
दिखायी दिया। उषाकी एक सखी चित्रलेखा थी। 
वह बाणासुरके मन्त्री कुम्भाण्डकी कन्या थी। 
उसके बनाये हुए चित्रपटसे उषाने अनिरुद्धको 
पहचाना कि वे हौ स्वप्नमें उससे मिले थे। उसने 
चित्रलेखाके ही द्वारा श्रोकृष्ण-पौत्र अनिरुद्धको 
डरकासे अपने यहाँ बुला मँगाया। अनिरुद्ध आये 
और उषाके साथ विहार करते हुए रहने लगे। 
इस समय मयूरध्वजके रक्षकोने बाणासुरको 
ध्वजके गिरनेकी सूचना दो। फिर तो अनिरुद्ध 
और बाणासुरमें भयंकर युद्ध हुआ ॥ ४०--४७॥ 

जारदजीके मुखसे अनिरुद्धके शोणितपुर 
पहुँचनेका समाचार सुनकर, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रदुम्त और बलभद्रको साथ ले, गरुडपर बैठकर 
जहाँ गये और अग्नि एवं महेश्वर ज्वरको 
जीतकर शङ्करजीके साथ युद्ध करने लगे। श्रीकृष्ण 
और शङ परस्पर बाणोके आघात-प्त्याघातसे 
युक्त भौषण युद्ध होने लगा। नन्दी, गणेश और 
कार्तिकेय आदि प्रमुख वोरोंको गरुङ आदिने 
तत्काल परास्त कर दिया। श्रीकृष्ण जुम्भणास्त्रका 
प्रयोग किया, जिससे भगवान्‌ शङ्कर जँभाई 
लेते हुए सो गये। इसी बीचमें श्रीकृष्णने 
'खाणासुरकी हजार भुजाएँ काट डालीं। जृम्भणास्त्रका 
प्रभाव कम होनेपर शिवजीने बाणासुरके लिये 
अभयदान मागा, तव श्रीकृष्णने दो भुजाओंके 
साथ बाणासुरको जीवित छोड़ दिया और शङ्करजीसे 
कहा-॥४८-५१॥ 

श्रीकृष्ण योले--भगवन्‌! आपने जब 
जाणासुरको अभयदान दिया है, तो मैंने भी दे 
दिया। हम दोनोमें कोई भेद नहीं है। जो भेद 
मानता है, वह नरकर्मे पड़ा है*॥५२॥ 


- उक उब 


या यदर्य द बासव मि जत्‌। आवको भेद ब भेदी नरकमाणुख॥ (अर १२।५२) 


«अध्याय १३% 


अग्निदेव कहते हैं-- तदनन्तर शिव आदिने 
श्रीकृष्णका पूजन किया। वे अनिरुद्ध और उषा 
आदिके साथ वरामं जाकर उग्रसेन आदि यादवोके 
साथ आनन्दपूर्वक रहने लगे॥५३॥ 

अनि वर नामक पुत्र हुआ। उसन मार्कण्डेय 
मिसे सब विद्याओंका ज्ञान प्रात किया। बलभद्रजोने 
प्रलम्बासुरकों मार, यमुनाकी धाराको खाँचकर 
फेर दिया, विविद नामक वानरका संहार किया तथा 


अपने हलके अग्रभागसे हस्तिनापुरको गङ्गमें 
काकर कौरवोके घमंडको चूर-चूर कर दिया। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनेक रूप धारण करके अपनी 
रुक्मिणी आदि रानियोके साथ विहार करते रहे। 
उहि असंख्य प्रको जम्म दिया। [अततम याटयोका 
| उपसंहार करके वे परमधामको पधारे।) जो इस 
| हरिबंशका पाठ करता है, वह सम्पूर्ण कामनाएँ प्राप्त 
कर्के अनमं श्रीहरिके समीप जाता है॥५४--५६॥ 


जल प्रकार आदि आनेक महापुराणमे 'हिवशका कर्ण" नामक कारहवाँ अध्याय पूरा हुआ# १२॥ 
हि 


तेरहवाँ 

महाभारतकी 

अग्निदेव कहते हैं--अब मैं श्रीकृष्णको 
महिमाको लक्षित करानेवाला महाभारतका उपाख्यान 
सुनाता हूँ, जिसमें श्रीहरिने पाण्डवॉंको निमित्त 
बनाकर इस पृष्वीका भार उतारा था। भगवान्‌ 
विष्णुके नाभिकमलसे राजी उत्पन हुए। जीसे 
अत्रि, अ्रिसे चन्द्रमा, चमसे बुध और बुधसे 
इलानन्दन पुरूरवाका जन्म हुआ । पुरुरवासे आयु, 
आयुसे राजा नहुष और नहुषसे ययाति उत्फत्न 
हुए। ययातिसे पूर हुए। पूरके वंशर्मे भरत और 
भरतके कुलमें राजा कुरु हुए। कुस्के बंशमें 
शान्तनुका जन्म हुआ। शान्तनुसे गङ्गानन्दन भीष्म 
उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई और थे 
चित्राङ्गद और विचित्रवीरय। ये शान्तनुसे सत्यवतीके 
गर्भसे उत्पन्न हुए थे। शान्तनुके स्वर्गलोक चले 
जानेपर भीष्मने अविवाहित रहकर अपने भाई 
विचित्रवीर्यक राज्यका पालन किया। चित्राङ्गद 
बाल्यावस्थामे ही चित्राङ्गद नामवाले गन्धर्वके 
द्वारा मारे गये। फिर भीष्म संग्रमे विपक्षीको 
परास्त करके काशिराजकी दो कन्याऑ--अम्बिका 
और अम्बालिकाको हर लाये। वे दोनों 
बिचित्रवीर्यकी भार्याएँ हुईं। कुछ कालके बाद 


अध्याय 
संक्षिप्त कथा 
राजा विचित्रवोर्य राजयक्ष्म ग्रस्त हो स्वर्गवासी 
हो गये। तब सत्यवतीकी अनुमतिसे व्यासजीके 
द्वारा अम्बिकाके गर्भसे राजा धृतराष्ट और 
अम्बालिकाके गभस पाण्डु उत्फा हुए। धृतराट्र 
गान्धारीके गर्भसे सौ पुत्रको जन्म दिया, जिनमें 
दुर्योधन सबसे बढ़ा था॥ १-८॥ 

राजा पाण्डु वने रहते थे। वे एक ऋषिके 
शापवश शृङ्ग मुनिके आश्रमके पास स्त्री- 
समागमके कारण मृत्युको प्राप्त हुए। [पाण्डु 
शापके हौ कारण सत्री-सम्भोगसे दूर रहते थे,] 
इसलिये उनकी आजञाके अनुसार कुन्तीके गर्भसे 
धर्मके अंशसे युधिषठिरका जन्म हुआ। वायुसे 
भीम और इनसे अर्जुन उत्पन्न हुए। पाण्डुकी 
दूसरी पतली मीके गर्भसे अश्चिनीकुमारोकि अंशसे 
नकुल-सहदेवका जन्म हुआ। [शापवश] एक 
दिन माद्रीके साथ सम्भोग होनेसे पाण्डुकी मृत्यु 
हो गयी और मदी भी उनके साथ सती हो गयी। 
(जब कुन्तीका विवाह नहीं हुआ था, उसी समय 
[सूर्यके अंशसे] उनके गर्भसे कर्णका जन्म हुआ 
था। वह दुर्योधनके आश्यमें रहता था। दैवयोगसे 
कौरवों और पाण्डवॉमें वैरकी आग प्रज्वलित हो 


४ 


७ अस्नुराणा+ 


उठी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धिका मनुष्य 
उसने लाक्षाके बने हुए घरें पाणडवोंको रखकर 
आग लगाकर उन्हें जलानेका प्रयल किया; किंतु 
पाँचो पाण्डव अपनी माताके साथ उस जलते हुए 
'घरसे बाहर निकल गये। बहाँसे एकचक्रा नगरीमेँ 
जाकर वे मुनिके वेषमें एक ब्राहाणके घरें 
निवास करने लगे। फिर बक नामक राक्षसका 
वध करके वे पाञ्चाल-राज्यरमे, जहाँ द्रौपदीका 
स्वयंवर होनेवाला था, गये। वहाँ अर्जुनके | 
बाहुबलसे मत्स्यभेद होनेपर पाँचों पाण्डवॉने 
द्रौपदीको पतरम प्राप्त किया। तत्पक्षात्‌ दुर्दोधन 
आदिको उनके जीवित होनेका पता चलनेपर 
उन्होंने कौरवॉसे अपना आधा राज्य भी प्राप्त कर 
'लिया। अर्जुनने अग्निदेवसे दिव्य गाण्डीव धनुष 
और उत्तम रथ प्राप्त किया था। उरं युद्धमं भगवान्‌ | 
कृष्ण-जैसे सारथि मिले थे तथा उन्होंने आचार्य 
दोसे ब्रहम आदि दिव्य आयुध और कभी नष्ट 
ज होनेवाले बाण प्राप्त किये थे। सभी पाण्डव 
सब प्रकारकी विद्याओं प्रवौण थे ॥९--१६॥ 

'पाण्डुकुमार अर्जुनने श्रोकृष्णके साथ खाण्डव- 
नमं इरे दवार की हुई वृष्टिका अपने बाणोंकी 
[छज्ाकार] बाँधसे निवारण करते हुए अस्तिको 
तृप्त किया था। पाण्डवॉने सम्पूर्ण दिशाओँपर 
विजय पायी। युधिष्ठिर राज्य करने लगे। उन्होंने 
प्रचुर सुवर्णराशिसे परिपूर्ण राजसूय यज्ञका अनुष्ठान 
किया। उनका यह वैभव दुर्योधनके लिये असहा 
हो उठा। उसने अपने भाई दुःशासन और 
वैभवप्राप्त सुहद्‌ कर्णके कहनेसे शकुनिको साथ 
ले, दयूत-सभामें जूएमें प्रवृत्त होकर, युधिष्ठिर 
और उनके राज्यको कपट-चूतके द्वारा हैँसते- 
हेसते जीत लिया। जूएमें परास्त होकर युधिष्ठिर 
अपने भाइयोके साथ वनमें चले गये। वहाँ उन्होंने 


अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार बारह वर्ष व्यतीत 


किये। वे जनमे भौ पहलेहीकी भाँति प्रतिदिन 
बहुसंख्यक ब्राह्मणोंको भोजन कराते थे। [एक 
दिन उन्होंने] अठासी हजार द्विजॉसहित दुर्वासाको 
(्रोकृष्ण-कृपासे) परितृष किया। वहाँ उनके 
साथ उनकी पलो द्रौपदी तथा पुरोहित धौम्यजी 
भी थे। बारहवा वर्ष बोतनेपर वे विराटनगरमें 
गये। वहाँ युधिष्ठिर सबसे अपरिचित रहकर 
“कङ्क नामक ब्राहाणके रूपे रहने लगे । भीमसेन 
रसोइया बने थे। अर्जुनने अपना जाम 'बृहन्नला' 
रखा था। पाण्डवपली द्रौपदी रमिवासमें सैस्श्रीके 
रूपम रहने लगी । इसी प्रकार नकुल-सहदेवने भी 
अपने नाम बदल लिये थे। भीमसेने रा्रिकालमें 
ड्रौपदीका सतीत्व-हरण करनेकी इच्छा रखनेवाले 
'कौचकको मार डाला। तत्पक्ष कौरव विराटकी 
गौओको हरकर ले जाने लगे, तब उन्‍हें अर्जुने 
परास्त किया। उस समय कौरव पाण्डवोंको पहचान 
'लिया। शरकृष्णकी बहिन सभे असे अभिमन्यु 
नामक पुत्रको उत्फा किया था। उसे राजा विराटने 
अपनी कन्या उत्त ब्याह दी॥ १७--२५॥ 
धर्मराज युधिष्ठर सात अक्षौहिणी सेनाके 
स्वामी होकर कौरवोके साथ युद्ध करको तैयार 
हुए। पहले भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम क्रोधी दुर्योधनके 
पास दूत बनकर गये। उन्होंने ग्यारह अक्षौहिणी 
सेनाके स्वामी राजा दुर्योधनसे कहा--'राजन्‌! 
जुम युधिषठिरको आधा राज्य दे दो या उन्हें पाँच 
ही गाँव अरित कर दो; नहीं तो उनके साथ युद्ध 
करो।' कृष्णको बात सुनकर दुर्योधनने कहा-- 
“मैं उरे सुईको नोकके बराबर भूमि भी नहीं 
दूँगा; हाँ, उनसे युद्ध अवश्य करूँगा।' ऐसा 
कहकर वह भगवान्‌ श्रीकृष्णको बंदी बनानेके 
लिये उदयत हो गया। उस समय राजसभामेँ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने परम दुर्धरष विश्वकपका 
दर्शन कराकर दुर्योधनको भयभीत कर दिया। 


२५ 


फिर विदुरे अपने घर ले जाकर भगवान्‌का 
पूजन और सत्कार किया। तदत्र वे युधिषठिरके 


षास लौट गये और बोले--'महाराज! आप 
(ुरयोधनके साथ युद्ध कोजिये'॥ २६--२९॥ 


इ प्रकार आदि आगे महातुराणरमे 'आदिपर्वले आरम्भ करके /उद्योशपर्व- पर्यत) 
महाभारतकयाका संखित वर्णत" नामक तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १३॥ 


re 
चौदहवाँ अध्याय 
कौरव और पाण्डवोंका युद्ध तथा उसका परिणाम 


अग्निदेव कहते हैं_ युधिष्ठिर और दुर्योधनकी 
सेनाएँ कुरुक्षेत्रके मैदानमें जा डरीं। अपने विपक्षे 
'पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनॉंको 
देखकर अर्जुन युद्धसे विरत हो गये, तब भगवान्‌ 
आकृष्णने उनसे कहा--“पार्थ! भीष्म आदि 
गुरुजन शोकके योग्य नही हैं। मनुष्यका शरीर 
विनाशशील है; किंतु आत्माका कभी नाश नहीं 
होता। यह आत्मा ही परब्रह्म है। 'मै ब्रह्म हूँ"- 
इस प्रकार तुम उस आत्माको समझो । कार्यकी 
सिद्धि और असिद्धिमें समानभावसे रहकर 
कर्मयोगका आश्रय ले क्षात्रधर्मका पालन करो।” 
श्रीकृष्णे ऐसा कहनेपर अर्जुन रथारूढ हो युद्धमें 
वृत हुए। उन्होंने शङ्खुध्वनि कौ। दुर्योधनकी 
सेनामे सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। 
पाण्डवोके सेनापति शिखण्डी थे। इन दोलॉमें 
भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्मसहित कौरवपक्षके 
योद्धा उस युद्धमं पाण्डव-पक्षके सैनिकॉपर प्रहार 
करने लगे और शिखण्डी आदि पाण्डव-पक्षके 
वीर कौरव-सैनिकॉको अपने बाणोंका निशाना 
बनाने लगे। कौरव और पाण्डव-सेनाका वह युद्ध, 
देवासुर-संग्रामके समान जान पड़ता था। आकाशमें 
खड़े होकर देखनेवाले देवताओंको वह युद्ध बड़ा 
आनन्ददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्मने दस 
दिनोँतक युद्ध करके पाण्डवॉकी अधिकांश सेनाको 


अपने बाणोंसे मार गिराया॥ १--७॥ 
दसवें दिन अर्जुने बसवर भीष्मपर बाणोंको 


बड़ी भारी ष्टि कौ। इधर हुपदकी प्रेरणासे 
'शिखण्डीने भौ पानी बरसानेवाले मेपकी भाँति 
भीष्मपर बाणोंको झड़ी लगा दौ। दोनों ओरके 
हाथीसवार, घुड़्सवार, रथी और पैदल एक- 
दूसरेके बाणोंसे मारे गये। भीष्मकी मृत्यु उनकी 
इच्छके अधीन थी। उन्होनि युद्धका मार्ग दिखाकर 
'बसु-देवताके कहनेपर बसुलोकमें जानेकी तैयारी 
को और बाणशब्यापर सो रहे। ये उत्तरायणकी 
अतीक्षामें भगवान्‌ विष्णुका ध्यान और स्तवन 
करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्मके 
जाण-शय्यापर गिर जानेकै बाद जब दुर्योधन 
शोकसे व्याकुल हो उठा, तब आचार्य द्रोणने 
सेनापतित्वका भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती 
हुई पाण्डवोँकी समं भष सेनापति हुए। उन 
दोनॉमें बढ़ा भयंकर युद्ध हुआ, जो यमलोककी 
आबादीको बढ़ानेवाला था। विराट और हुपद 
आदि राजा दरोणरूप समुरं डूब गये। हाथी, 
घोड़े, रथ और पैदल सैनिकोंसे युक्त दुरयोधनकी 
(विशाल वाहिनी धृष्टखुम्तके हाथसे मारी जाने 
लगी। उस समय द्रोण कालके समान जान पड़ते 
थे। इतनेहीमें उनके कार्नोमे यह आवाज आयी 
कि 'अश्चत्थामा मारा गया'। इतना सुनते ही 
आचार्य द्रोणने अस्तर-शस्त्र त्याग दिये। ऐसे 
समयमे धृष्टयुप्नके चाणोंसे आहत होकर वे 
पृ्वीपर गिर पड़े ॥८--१४॥ 

ड्रोण बड़े ही दुर्घरष थे। वे सम्पूर्ण त्रियोंका 


२६ 


विनाश करके पाँचरवे दिन मारे गये । दुयोधन पुनः 
'शोकसे आतुर हो उठा। उस समय कर्ण उसकी 
सेनाका कर्णधार हुआ । पाण्डव-सेनाका आधिपत्य 
अर्जुनको मिला। कर्ण और अर्जुनम भोति- 
भौतिके अस्न-सखोंकी मार-काटसे युत महाभयानक 
युद्ध हुआ, जो देवासुर-संग्रामको भी मात करनेवाला 
'था। कर्ण और अर्जुनके संग्राममें कर्णने आपने 
बाणोसे शतरु-पक्षके बहुत-से वीरोंका संहार कर 
डाला; किंतु दूसरे दिन अर्जुने उसे मार 
'गिराया॥ १५-१७॥ 

तदनन्तर राजा शल्य कौरव-सेनाके सेनापति: 
हुए; किंतु वे युद्धमें आधे दिनतक ही टिक सके । 
दोपहर होते-होते राजा सधिषि उन्हें मार 
गिराया। दुर्योधनकी प्राय; सारी सेना यमे मारी 
गयी थी। अन्ततोगत्वा उसका भीमसेनके साथ 
युद्ध हुआ। उसने पाण्डव-पक्षके पैदल आदि 
बहुत-से सैनिकॉका वध करके भौमसेनपर धावा 
किया। उस समय गदासे प्रहार करते हुए 
दुयोधनको भीमसेनने मौतके घाट उतार दिया। 
दुरयोधनके अन्य छोटे भाई भौ भीमसेनके ही 
हाथसे मारे गये थे। महाभारत-संग्रापके उस 
अठारहवेँ दिन रात्रिकालमें महाबली अक्षत्थामाने 
पाण्डवाँकी सोयी हुई एक अक्षौहिणी सेनाको 
सदाके लिये सुला दिया। उसने द्रौपदीके पाँचों 
पुत्रों, उसके पाञ्चालदेशीय बन्धुओं तथा धृष्टधुम्तको 
भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी प्रहीन होकर 
रोने-बिलखने लगी । तब अर्जुनने सौकके अस्त्रे 
अश्वत्थामाको परास्त करके उसके मस्तककौ 
मणि निकाल ली। [उसे मारा जाता देख 


ड्रौपदीने ही अनुनव-विनय करके उसके प्राण 
'बचाये।] ॥ १८-२२॥ 

इतनेपर भी दुष्ट अश्वत्थामाने उत्तराके गर्भको 
नष्ट केके लिये उसपर अस्त्रा प्रयोग किया। 
बह गर्भ उसके अस्त्रसे प्रायः दग्ध हो गया था; 
किंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसको पुनः 
दिया। उत्तराका वही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर 
राजा परीक्षित्‌के नामसे विख्यात हुआ। कृतवर्मा, 
कृषाचार्य तथा अश्वत्थामा--ये तीन कौरवपक्षीय 
बौर उस संग्रमसे जीवित बचे। दूसरी ओर पाँच 
पाण्डव, सात्यकि तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण--ये सात 
ही जीवित रह सके; दूसरे कोई नहीं बचे। उस 
समय सब ओर अनाधा सित्रयोका आर्तनाद व्या 
हो रहा था। भीमसेन आदि भाइयोंके साथ जाकर 
युधिहिरले उन्‍हें सान्त्वना दी तथा रणभूमिमें मारे 
गये सभी वीराँका दाह-संस्कार करके उनके 
लिये जलाञ्जलि दे धन आदिका दान किया। 
तप्‌ कुसकष्रमे शरव्यापर आसीन शान्तनुनन्दन 
भौष्यके पास जाकर युधिष्ठिरने उनसे समस्त 
शान्तिदायक धर्म, राजधर्म (आपद्ध्म), मोक्षधर्म 
तथा दानधर्मकी बातें सी । फिर वे राजसिंहासनपर 
आसीन हुए। इसके बाद उन शत्रुमर्दन राजाने 
अश्वमेध-यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणॉंको बहुत धन 
दान किया। तदनन्तर ड्वारकासे लौटे हुए अर्जुनके 
मुखसे मूसलकाण्डके कारण प्राप्त हुए शापसे 
पारस्परिक युद्धद्वारा यादवोंके संहारका समाचार 
सुनकर यधि परीक्षित्‌को राजासनपर बिठाया 
और स्वयं भाइयोँके साथ महाप्रस्थान कर 
स्वर्गलोको चले गये॥२३--२७॥९ 


जल प्रकार आदि आश्तेय महाय "रले लेकर अन्तठककी महाभारत-कचाका संसेफसे वरण” 
'जमक चाँदहयाँ अध्याय पूय हुआ# १४४ 
Re 


„हि इस अधयके अलातक महाल पूती काथा सात इख जान पको ह, तया आपका पे सेक 
रहण पर्वतकका यृ कुछ विसरते कान शेष रह गया है; इसलिये अगले (सवे) घडे उसे पूर किया गया है। 


+ अध्याव १५० 


पंद्रहवाँ अध्याय 
'यढुकुलका संहार और पाण्डवोँका स्वर्गगमन 


अग्निदेव कहते हँ--व्रहान्‌! जब युधिष्ठिर 
'राजसिंहासनपर विराजमान हो गये, तब घृतराष्ट् 
गृहस्थ-आश्रमसे वानप्रस्थ-आश्रममें प्रविष्ट हो 
चनमेँ चले गये। [अथवा ऋषियोंके एक आत्रमसे 
दूसरे आश्रमोमे होते हुए वे वनको गये।] उनके साथ 
देवी गान्धारी और पृथा (कुन्ती) भी थौँ। विदुरजी 
दाबानलसे दण हो स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार भगवान्‌ 
विषु पृथ्वीका भार उतार और धर्मको स्थापना 
तथा अधर्मका नाश करनेके लिये पाण्डवॉको 
निमित्त बनाकर दानव-दैत्य आदिका संहार किया। 
तत्पक्षात्‌ भूमिका भार बढ़ानेवाले यादवकुलका 
भी ब्राहाणोकि शापके बहाने मूसलके द्वारा संहार 
कर डाला। अनिरुद्के पुत्र वज़कों राजके पदपर 
अभिषक्त किया। तदनन्तर देवताओंके अनुरोधसे 
प्रभाशे हर सवयं ही स्थूल शरीरकी लीलाका 
संवरण करके अपने धामको पधारे॥ १-४॥ 

चे इन्द्रलोक और ब्रह्मलोकमें स्वर्गवासी 
देवताओं पूजित होते हैं। बलभाजी शेषनागके 
स्वरूप थे; अतः उन्होंने पातालरूपी स्वर्गका 
आश्रय लिया। अविनाशी भगवान्‌ श्रीहरि ध्यानी 
पुरुषोंके ध्येय हैं। उनके अन्तर्धान हो जानेपर 
सुने उनके निजी निवासस्यानको छोड़कर 
शेष द्वारकापुरीको अपने जलें डुबा दिया। 
अर्जुने मरे हुए यादवॉका दाहसंस्कार करके 
उनके लिये जलाञ्जलि दी और धन आदिका दान 
किया। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रानियोंको, जो पहले 
अप्सराएँ थीं और अष्टाबक्रके शापसे मानवीरूपमें 
प्रकट हुई थीं, लेकर हस्तिनापुरको चले। मार्ममें 
डंडे लिये हुए ग्वालोनि अर्जुनका तिरस्कार करके 


उन सबको छीन लिया। यह भी अष्टाक्रके 
शापसे ही सम्भव हुआ था। इससे अर्जुनके मनमें 
बडा शोक हुआ। फिर महर्षि व्यासके सान्त्वना 
देनेपर उन्हें यह निश्चय हुआ कि “भगवान्‌ 
श्रोकृष्णके समीप रहनेसे हो मुझमें बल था।' 
'हस्तिनापुरमे आकर उन्होंने भाइवॉसहित राजा 
सुरस, जो उस समय प्रजावर्गका पालन 
करते थे, यह सब समाचार निवेदन किया। वे 
बोले-' भैया! वही धनुष है, वे ही बाण हैं, वही 
रथ है और वे ही घोड़े हैं; किंतु भगवान्‌ 
औकृष्णके बिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो 
गया, जैसे अश्रोजियको दिया हुआ दान।' यह 
सुनकर धर्मराज युधिहिरने राज्यपर पीतको 
स्थापित कर दिया॥५-११॥ 

इसके बाद बुद्धिमान्‌ राजा संसारकी अनित्यताका 
विचार करके द्रौपदी तथा भाइयोंको साथ ले 
महाप्रस्थानके पथपर अग्रसर हुए। मार्गमे वै 
हरिके अष्टोतरशत नामोंका जप करते हुए 
यात्रा करते थे। उस महापथमे क्रमशः द्रौपदी, 
सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक-एक करके 
गिर पड़े। इससे राजा शोकम हो गये। तदनन्तर वे 
इक द्वार लाये हुए पर आसद हो [दिव्दरूपधारी] 
भाइयोंसहित स्वर्गको चले गये। वहाँ उन्होंने 
डुोधन आदि सभी भृतको देखा। तदनन्तर 
(उनपर कृपा करके लिये अपने धामसे पधार 
हुए) भगवान्‌ वासुदेवका भी दर्शन किया। इससे 
उं बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मैने तुम्हें महाभारतका 
प्रसङ्ग सुनाया है। जो इसका पाठ करेगा, वह 
स्वर्गलोकमें सम्मानित होगा॥ १२-१५॥ 


इस प्रकार आदि आस्तेष महादुराणमें आश्रमवासिक प्के लेकर स्वशशिहण- पर्वत महाभारत-कथाका 
खंडित वर्ण नाक हयँ अध्याव पूरा हुआ# १९॥ 
ति लक 


२८ 


+ अस्ियुराण« 


सोलहवाँ अध्याय 
बुद्ध और कल्कि-अवतारोंकी कथा 


अग्निदेव कहते हैं अब मैं बुद्धावतारका 
वर्णन कहूँगा, जो पढ़ने और सुननेवालेकि 
'मनोरथको सिद्ध करनेवाला है। पूर्वकालमें देवताओं | 
और असुरे घोर संग्राम हुआ। उसमें दैत्योनि 
देवताओंको परास्त कर दिया। तब देवतालोग 
“जहिहि” पुकारे हुए भगवान्‌की शरणमें 
गये। भगवान्‌ मायामोहमय रूपमे आकर राजा 
शुद्धोदनके पुत्र हुए। उन्होंने दैत्वॉको मोहित 
किया और उनसे वैदिक धर्मका परित्याग करा 
दिया। वे बुद्धके अनुयायी दैत्य “बौद्ध” कहलाये।| 
फिर उन्होंने दूसरे लोगोंसे वेद- धर्मका त्याग | 
करवाया। इसके बाद माया-भोह ही 'आईत' 
रूपसे प्रकट हुआ। उसने दूसरे लोगोंकों भी 
“ आईत' बनाया। इस प्रकार उनके अनुयायी वेद- 
धर्मसे वशित होकर पाखण्डो बन गये। उन्होंने 
जरक्मे ले जानेवाले कर्म करता आरम्भ कर 
(दिया। वे सब-के-सब कलियुगके अन्तमं वर्णसंकर 
होंगे और नीच पुरुषोंसे दान लेंगे। इतना ही नहीं, 
चे लोग डाकू और दुराचारी भी होंगे। वाजसनेय 
(बृहदारण्यक) मात्र ही 'वेद' कहलायेगा। वेदकी 
दस-पौच शाखाएँ हौ प्रमाणभूत मानी जायैगी | 
धर्मका चोला पहने हुए सब लोग अधर्मे ही 
रचि रखनेवाले हगे।राारूपपरी म्लेच्छ मुष्का 


हो भक्षण करेंगे॥१-७॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ कल्कि प्रकट होंगे। वे 
'पुत्ररूपसे अवतीर्ण हो याशवल्कयको 

अपना पुरोहित बनायेंगे। उन्हें अस्तर-शस्त्र-विद्याका 
पूर्ण परिज्ञान होगा। वे हाथमें अस्त्र-शस्त्र लेकर 
स्लेच्छॉंका संहार कर डालेंगे तथा चारो वणों और 
समस्त आश्रमो शास्त्रीय मर्यादा स्थापित करेंगे। 
समस्त प्रजाको धर्मक उत्तम मार्गमें लगायेंगे। 
उसके बाद श्रीहरि कल्किरूपका परित्याग करके 
अपने धाममें चले जायेंगे। फिर तो पूर्ववत्‌ 
सत्ययुगका साम्राज्य होगा। साधुग्रे्ट। सभी वर्ण 
और आशरमके लोग अपने-अपने धर्ममे दृढतापूर्वक 
लग जायेंगे। इस प्रकार सम्पूर्ण कल्पो तथा 
अनवन्त श्रीहरिके अवतार होते हैं। उनमेंसे 
कुछ हो चुके हैं, कुछ आगे होनेवाले हैं; उन 
सबकी कोई नियत संख्या नहीं है। जो मनुष्य 
अंशावतार तथा पूर्णावतारसहित दस 

अवतारोकि चरित्रका पाठ अथवा श्रवण करता 
है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है 
तथा निर्मलहदय होकर परिवारसहित स्वर्गको 
जाता है। इस प्रकार अवतार लेकर श्रीहरि धर्मकी 
व्यवस्था और अधर्मका निराकरण करते हैं। वे 
ही जगत्‌की सृष्टि आदिके कारण हैं॥८-१४॥ 


इस प्रकार आदि आय महाुरचमें 'जुद्ध तथा कल्कि-- इन दो अवतारा व्ण नामक 
सोलह अध्याय पूण हुआ १६॥ 
RR 
सत्रहवा अध्याय 
जगत्‌की सृष्टिका वर्णन 
अग्निदेव कहते हैं-- रन्‌! अब मैं जगत्‌की | सृष्टिक आदिकारण भी वे ही हैं। वे ही निर्गुण 
सृष्टि आदिका, जो श्रीहरिकी लीलामात्र है, वर्णन | हैं और वे ही सगुण हैं। सबसे पहले सत्स्वरूप 
'करुँगा; सुनो। श्रीहरि ही स्वर्ग आदिके रचयिता| अव्यक्त ब्रह्म ही था; उस समय न तो आकाश 
हैं। सृष्टि और प्रलय आदि उन्होंके स्वरूप हुँ।| था और न रात-दिन आदिका ही विभाग था। 


तदनन्तर सृष्टिकालमें परमपुरुष श्रोविष्णुने प्रकृतिमें 
प्रवेश करके उसे क्षुब्य (विकृत) कर दिया। 
फिर प्रकृतिसे महत्त्व और उससे अहंकार प्रकट 
हुआ। अहंकार तीन प्रकारका है--वैकारिक 
(सात्विक), तैजस (राजस) और भूतादिरूप 
'तामस। तामस अहंकारसे शब्द-तत्मात्रावाला आकाश 
उत्पन्न हुआ । आकाशसे स्पर्श-तन्मात्रावाले वायुका 
प्रादुर्भाव हुआ । वायुसे रूप-तन्मात्रावाला अग्निततव 
प्रकट हुआ। अभ्निसे रस-तन्मात्रावाले जलकी 
उत्पत्ति हुई और जलसे गन्ध-तन्मात्रावाली भूमिका 
प्रदर्भाव हुआ। यह सब तामस अहंकारसे होनेवाली 
सृष्टि है। इन्द्रियाँ तजस अर्थात्‌ राजस अहंकारसे 
प्रकट हुई हैं। दस इन्द्रयोके अधिष्ठाता दस देवता 
और ग्यारहवां इन्द्रिय मन(-के भौ अधिष्ठाता 
देवता)--यै वैकारिक अर्थात्‌ सात्विक अहंकारकी 
सृष्टि हैं। तत्पश्चात्‌ नाना प्रकारकी प्रजाको उत्फा 
करकी इच्छावाले भगवान्‌ स्वयम्भूने सबसे 
पहले जलकी हौ सृष्टि की और उसमें अपनी 
शक्ति (वीर्य)-का आधान किया। जलको “तार” 
कहा गया है; क्योंकि वह नरसे उत्पन्न हुआ है। 
“नार' (जल) ही पूर्वकालमें भगवान्‌का ' अयन 
(निवास-स्थान) था; इसलिये भगवानको ' नारायण" 
कहा गया है॥ १-७ ३॥ 

स्वयम्भू ब्रीहि जो वीर्य स्थापित किया था, 
चह जलमें सुवर्णमय अण्डके रूपमे प्रकट हुआ। 
उसमें साक्षात्‌ स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मी प्रकट 


हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवाद्‌ हिरण्यगर्भने 
एक वर्षतक उस अण्डके भीतर निवास करके 
उसके दो भाग किये। एकका नाम 'दुलोक' 
हुआ और दूसरेका 'भूलोक'। उन दोनों अण्ड- 
खण्डोंके बौचमें उन्होंने आकाशकी सृष्टि की। 
जलके ऊपर तैरती हुई पृथ्वीको रखा और दसों 
दिशाओकि विभाग किये। फिर सृष्टिकी इच्छावाले 
प्रजापतिने वहाँ काल, मन, वाणी, काम, क्रोध 
तथा रति आदिकी तत्तदुरूपसे सृष्टि की। उन्होंने 
आदिमे विद्युत, बज़, मेघ, रोहित इन्दु, 
पक्षियों तथा पर्जन्यका निर्माण किया। तपश्‌ 
यज्ञकी सिद्धिके लिये मुखसे ऋक्‌, यजु और 
सामवेदक प्रकट किया। उनके द्वारा साध्यगणोने 
देवताओंका यजन किया। फिर ब्रह्माजीने अपनी 
भुजासे ऊँचे-बीचे (या छोट-बहे) भूतको उत्पन्न 
किया, सनत्कुमारकी उत्पत्ति कौ तथा क्रोधसे 
प्रकर होनेवाले सरको जन्म दिया। मरीचि, अत्र, 
अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, तु और चसिए-इन 
सात ब्रहाजीने निश्चय ही अपने 
मनसे प्रकट किया। साधुग्रष! ये तथा रुद्रणण 
्जाव्गकी सृष्टि करते हैं। ब्रह्माजीने अपने 
शरीरके दो भाग किये। आधे भागसे वे पुरुष हुए 
और आधेसे खी बन गये; फिर उस नारीके गर्भसे 
उन्होंने प्रजाओंकी सृष्टि की। (ये ही स्वायम्भुव 
लु तथा शतरूपाके नामसे प्रसिद्ध हुए। इनसे ही 
मानवीय सृष्टि हुई) ॥ ८-१७॥ 


इस प्रकार आदि आणेय महातुशकर्मे ' जगतका सृष्टिका वरण" तमक सवा अध्याय पूरा हुआ॥ १७॥ 
ee 


अठारहवाँ अध्याय 
स्वायम्भुव मनुके वंशका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं-- मुने! स्वायम्भुव मनुसे 
उनकी तपस्विनी भार्या शतरूपाने प्रियत्रत और 
उत्तानपाद नामक दो पुत्र और एक सुन्दरी कन्या 
उत्पन्न की। वह कमनीया कन्या (देवहूति) कर्दम 


ऋषिको भार्या हुई। राजा प्रियव्रतसे सम्राट्‌ कुक्षि 
और विराट नामक सामर्थ्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। 
उच्चानपादसे सुरुचिके गर्भसे उत्तमनामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ और सुनीतिके गर्भसे ध्रुवका जन्म 


हुआ। है मुने! कुमार धुवने सुन्दर कीर्ति बढ़ानेके 
लिये तीन" हजार दिव्य वर्षातक तप किया। 
उसपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ विष्णुने उसे सहर्षियोके 
आगे स्थिर स्थान (ुवपद) दिया। ध्रुवके इस 
अभ्युदयको देखकर शुक्राचार्यने उनके सुयशका 
सूचक यह श्लोक पढ़ा--“अहो! इस ध्रुवको 
तपस्याका कितना प्रभाव है, इसका शाख-ज्ञान 
कितना अद्भुत है, जिसे आज सपर्षि भौ आगे 
करके स्थित हैं।' उस धुवसे उनकी पलन शम्भुने 
शि्लिष्टि और भव्य नामक पुत्र उत्पन्न किये। 
श्लिष्टिसे उसकी पत्नी सुच्छायाने क्रमशः रिपु, 
रिपुंजय, पुष्य, वृकल और बूकतेजा-इन पाँच 
निष्प पुत्रोंको अपने गर्भमें धारण किया। रिपुके 
चीर्यसे बृहतीने चाक्षुष और सर्वतेजाको अपने 
गर्भम स्थान दिया॥ १-७॥ 

चाकुषने वीरण प्रजापतिको कन्या पुष्करिणीके 
गर्भसे मनुको जन्म दिया। मनुसे नङ्वलाके गर्भसे 
दस उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए। [उनके नाम ये है) 
ऊर, पूर, शतपुप्न, तपस्वी, सत्यवाक्‌, कवि, 
अगि, अतिरात्र, सुधुम्न और अभिमन्यु 
ऊरुके अंशसे आग्रेयीने अङ्ग, सुमना, स्वाति, 
कतु, अङगिरा और गय नामक महान्‌ तेजस्वी छः 
पुत्र उत्पन्न किये। अङ्गसे सुनीथाने एक ही संतान 
चेनको जन्म दिया। वह प्रजाओंकी रक्षा न करके 
सदा पापमें हौ लगा रहता था। उसे सुनिने 
कुशोसे मार डाला। तदनन्तर ऋषियोंने संतानके 
लिये चेक दायें हाथका मन्थन किया। हाथका 
मन्थन होनेपर राजा पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर 
सुनियोने कहा--“ये महान्‌ तेजस्वी राजा अवश्य 
ही समस्त प्रजाको आनन्दित करेंगे तथा महान्‌ | 


यश प्राप्त करेंगे।' क्षजरियवंशके पूर्वज वेन-कुमार 


राजा पृथु आपने तेजसे सबको दग्ध करते हुए-से 
धनुष और कवच धारण किये हुए ही प्रकट हुए 
चे; वे सम्पूर्ण प्रजाको रक्षा करने लगे॥ ८--१४॥ 
राजसूय-यज्ञमें दीक्षित होनेवाले नरेशॉमें वे 
सबसे पहले भूपाल थे। उनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए। 
स्तुतिकर्ममें निपुण अद्भुतकर्मा सूत और मागर्धोने 
उनका स्तवन किया। वे प्रजाओंका रञ्जन करनेके 
कारण “राजा' नामसे विख्यात हुए। उन्होंने 
'प्रजाओँकौ जीवन-रक्षाके निमित्त अन्नकी उपज 
बढ़ानेके लिये गोरूपधारिणी पृथ्वीका दोहन 
'किया। उस समय एक साथ ही देवता, मुनिवृन्द, 
गन्धर्व, अप्सरागण, पितर, दानव, सर्प, लता, 
पर्वत और मनुष्यों आदिके द्वारा अपने-अपने 
विभिन्न पात्रोमे दुही आनेवाली पृथिवीने सबको 
इच्छानुसार दूध दिया, जिससे सबने प्राण 
धारण किये। पृथुके जो दो धर्मजञ पुत्र उत्पन्न हुए, 
उनके नाम थे अन्तर्थि और पालित। अन्तर्धान 
(अन्तर्थि)-के अंशसे उनकी शिखण्डिनी नामवाली 
पलीने 'हविर्धान' को जन्म दिया। औन्निकुमारी 
'घिषणाने हविर्धानके अंशसे छः प्रक उत्फा किया। 
उनके नाम ये हँ--प्राचीनबहिंष्‌, शुक्र, गय, कृष्ण, 
ब्रज और अजिन। राजा प्राचीनबर्हिंप्‌ प्राय: यज्ञमें 
ही लगे रहते थे, जिससे उस समय पृथिवीपर 
दूर-दूस्क पूर्वाग्र कुश फैल गये थे। इससे वे 
ऐश्वर्यशाली राजा 'प्राचीन्हिंप' नामसे विख्यात 
हुए। वे एक महान्‌ प्रजापति थे॥ १५--२१॥ 
आचीनबर्हिकूसे उनकी पली समुद्र-कन्या सबर्णनि 
दस पुत्रोको अपने गर्भमें धारण किया। वे सभी 
"प्रचेता" नामसे प्रसिद्ध हुए और सब-के-सब 
घनुवेदमे पारंगत थे। वे एक समान धर्मका 
आचरण करते हुए समुद्रके जलमें रहकर दस 


कक पून ल ड: म सपल करके सरके भो हुए के। इस अपरे हपस्ाकाल बहुत 
अधिक कहा गया है। कत्पभेदले दोनों हो नसग हो सकते हैं। 


* अध्याय १८० 


हजार वर्षोतक महान्‌ तपमें लगे रहे। अन्तमं 
भगवान्‌ विष्णुसे प्रजापति होनेका वरदान पाकर 
वे संतुष्ट हो जलसे बाहर निकले। उस समय 
गायः समस्त भूमण्डल और आकाश बढे-बडे 
समन वृक्षे वयास हो गया था। यह देख उन्होंने 
अपने मुखसे प्रकट अग्नि और वाबुके द्वारा सब 
वृक्षको जला दिया। तब वृक्षोका यह संहार देख 
राजा सोम इन प्रचेताओंके पास जाकर बोले-- 

“आपलोग अपना कोप शान्त करें; ये 
वृक्षणण आपको एक 'मारिषा' नामवाली सुन्दरी 
कन्या अर्पण करेंगे। यह कन्या तपस्वी मुनि 
'कण्डुके अंशसे प्रम्लोचा अप्सराके गर्भसे [स्वेद- 
बिन्दुके रूपमें) प्रकट हुई है। मैंने ही भविष्यको 
बातें जानकर इसे कन्यारूपमें उत्फा कर पाला- 
पोसा है। इसके गर्भसे दक्ष उत्पत्र होंगे, जो 
प्रजाकी वृद्धि करेंगे"॥ २२-२७॥ 

प्रचेताओंने उस कन्याको ग्रहण किया। तत्पश्चात्‌ 
उसके गर्भसे दक्ष उत्फा हुए। दक्षन चर, अचर, 
द्विपद और चतुद आदि प्राणियोंकी मानसिक 
सृष्टि करके अन्तम बहुत-सी खियोंको उत्पन्न 
किया। उनमेंसे दसको तो उन्होंने धर्मराजके 
अर्पण किया और तेरह कन्याएँ कश्यपको दीं। 
सत्ताइस कन्याएँ चन्द्रमाको, चार अरिष्रनेमिको, 
दो बहुपुत्रको और दो कन्याएँ अङ्जिराको दौँ। 
पूर्वकालमें मानसिक संकल्पसे सृष्टि होती थी। 
उसके बाद उन दक्ष-कन्याओंसे मैथुनद्वारा देवता 
और नाग आदि प्रकट हुए। अब मैं धर्मराजसे 
उनकी दस पत्नियोंके गर्भसे जो संताने हुई, उस 
धर्मसर्गका वर्णन करूँगा। विश्वा नामवाली पत्नोसे 
विश्वेदेव प्रकट हुए। साध्याने साध्योंको जन्म 
दिया। मरुत्वतीसे मर्त्वान्‌ और वसुसे वसुगण 
प्रकट हुए। भानुसे भानु और मुहूर्तसे 
मुहूर्त नामक पुत्र उत्पन्न हुए। धर्मराजके द्वारा 


'लम्बासे घोष नामक पुत्र हुआ और यामि नामक 
रसे नागयोयो नामवाली कन्या उत्पन्न हुई। 
पृथिवी सम्पूर्ण विषय भी मरुत्वतीसे ही प्रकट 
हुआ। संकल्याके गर्भसे संकल्पोंकी सृष्टि हुई। 
चन्द्रमासे उनकी नक्षत्ररूपिणी पत्रियोके गर्भसे 
आठ पुत्र हुए॥ २८-३४॥ 

उनके नाम ये हैं-आप, धुव, सोम, धर, 
अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास-चे आठ 
चसु हैं। आपके वैतण्डय, श्रम, शान्त और मुनि 
नामक पुत्र हुए। धुवका पुत्र लोकान्तकारी काल 
हुआ और सोमका पुत्र वर्चा हुआ। धरकी पत्नी 
अनोहराके गर्भे द्रविण, हुतहव्यवह, शिशिर, प्राण 
और रमण उत्फा हुए। अनिलका पुत्र पुरोजव और 
अनल (अलि)-का अविज्ञात था। अल्का पुत्र 
कुमार हुआ, जो सरकंडॉको देरीपर उत्पन्न हुआ। 
उसके पीछे शाख, विशाख और नैगमेय नामक 
पुत्र हुए। कुमार कृतिकाके गर्भे उत्पन्न होनेके 
कारण 'कार्तिकेय' कहलाये तथा कृतिकाके दूसरे 
पुत्र सनत्कुमार नामक यति हुए । प्रत्यूपसे देवलका 
जन्म हुआ और प्रभाससे विश्वकर्माका ये विश्वकर्मा 
देवताओंके बढ़ई थे और हजारों प्रकारकी 
'शिल्पकारीका काम करो थे। उनके ही निर्माण किये 
हुए शिल्प और भूषण आदिके सहारे आज भी मनुष्य 
अपनी जीविका चलाते हैं। सुरधीने कश्यपजीके 
अंशस ग्यारह सको उत्पन्न किया तथा हे साधु! 
सतीने अपनी तपस्या एवं महादेवजीकै अनुप्रहसे 
सम्भावित होकर चार पुत्र उत्फा किये। उनके नाम 
है--अनैकपाद, हिय, तवा और स्र त्क 
पुर महायशस्वी श्रीमान्‌ विश्वरूप हुए। हर, यहुरूप, 
उयम्बक, अपराजित, वृषाकपि, शम्भु कपी, 
(वत, मृगव्याथ, सर्प और कपाली-ये ग्यारह 
खुद प्रधान हैं। यों तो सैकड़ों-लाखों सुद हँ, 
जिनसे यह चराचर जगत्‌ व्याप्त है॥ ३५--४५॥ 


इस प्रकार आदि आय महुरं 'वँवस्वत मजुके वंशका वर्ण" मक अलारं अध्याय पूरा हुआ॥ १८॥ 
oe 


उन्नीसवाँ अध्याय 
कश्यप आदिके वंशका वर्णन 


अग्निदेव बोले--हे सुने! अब मैं अदिति 
आदि दक्ष-कन्याओसे उत्पन्न हुई कश्यपजीकी 
सृष्टिका वर्णन करता हूँ--चाक्षुप मन्वन्तरमें जो 
तुषित नामक बारह देवता थे, वे ही पुनः इस 
वैवस्वत मन्वन्तरमे कश्यपके अंशसे अदितिके 
गर्भमै आये थे। वे विष्णु, शक्र (इन्द्र), त्वष्टा, 
धाता, अर्यमा, पूपा, विवस्वान्‌, सविता, मित्र, 
वरुण, भग और अंशु नामक बारह 
हुए। अरिषटनेमिकी चार पत्रियोंसे सोलह संताने 
उत्फा हुईं। विहान बहुपुत्रके [उनकी दो पतियोसे 
कपिला, लोहिता आदिके भेदसे] चार प्रकारकी 
विद्युस्वरपा कन्याएँ उत्प हुईं। अङ्गिरा मुनिसे 
(उनकी दो पलियोदवार) श्रेष्ठ ऋचाएँ हुईं तथा 
कृशाश्रके भी [उनकी दो पनियोसे] देवताओके 
दिव्य आयुष उत्पन्न हुए॥ १-४॥ 

जैसे आकाशे स्के उदय और अस्तभाव 
बारबार होते रहते हैं, उसी प्रकार देवतालोग 
युग-युगरमे (कल्प-कल्पर्मे) उत्पन्न [एवं विनष्ट] 
होते रहते हैं? कश्यपजीसे उनकी पत्नी दितिके 
गर्से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए। फिर सिंहिका नामवाली एक कन्या 
भी हुई, जो विप्रचित्ति नामक दानवकी पली हुई 
उसके गर्भसे राहु आदिकी उत्पत्ति हुई, जो 


“सैहिकेव' नामसे विख्यात हुए। हिरण्यकशिपुके 
चार पुत्र हुए, जो अपने बल-पराक्रमके कारण 
विख्यात थे। इनमें पहला हाद, दूसरा अनुहाद 
और तीसरे प्रहाद हुए, जो महान्‌ विष्णुभक्त थे 
और चौथा संहाद था। हादका पुत्र हद हुआ। 
संहादके पुत्र आयुष्मान्‌ शिवि और वाष्कल थे। 
प्रह्दका पुत्र विरोचन हुआ और विरोचनसे 
बलिका जन्म हुआ। हे महामुने! बलिके सौ पुत्र 
हुए, जिनमें बाणासुर ज्येष्ठ था। पूर्वकल्पमें इस 
जाणासरने भगवान्‌ उमापतिको [भक्तिभावसे] 
प्रसन्न कर उन परमेश्वरसे यह वरदान प्राप्त किया 
था कि “मैं आपके पास ही विचरता रहूँगा।' 
हिरण्याक्षे पाँच पुत्र थे-शम्बर, शकुनि, हिमूर्धा, 
चूम आर्य। कश्यपजीकी दूसरी पली दनुके 
सौ दानवपुत्र उत्पन्न हुए॥५-११॥ 

इमे स्वर्भानुकी कन्या सुप्रभा थी और 
पुलोमा दानवकी पुत्री थी शची। उपदानवकी 
क्या हयशिर थौ और वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिं्ठा 
पुलोमा और कालका--ये दो वैश्वानरकी कन्याएँ 
थीं। ये दोनों कश्यपजीकी पत्नी हुईं। इन दोनोंके 
करोड़ों पुत्र थे। प्रहादके यंशमे चार करोड़ 
“तिवातकवच' नामक दैत्य हुए। कश्यपजीकी 
ताम्रा नामवाली पलीसे छः पुत्र हुए। इनके 


(ले र आको को सोल र केले आण्य श्लोक संछा ६2-६ मे कित मावले 


'डीकन्तौक मिलती है। 


३. "तजनः करास सुः दस अरी एक गोका भाव सँगिविषट है। अत: उस लोकप 
दृष्टि न रखो जय हो अर्थको सममे परम होता ै। इक निड (हर ३।६५) श्लोके उपयु पढ़ियोंका भा पूर्णतः 


स्पष्ट होता है-- 


3. इस अर्के भाको सम्कनेके लिये भी हके विड स्वोक पर दृष्टि काना आवश्यक, 
जा पुने हि। सवदेवललासतात जयखििशदु कपना: ॥ (९ 


t) 
बह भाव सत्सपुराण ६१७ में भौ आया ह। 


५ अध्याय २०० 


३३ 


मब 


EH 


अतिरिक्त काकी, शयेनी, भासी, गृ्रिका और 
शुचिग्रीवा आदि भी कश्यपजीकी भार्याएँ थ, 
उनसे काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए। ताग्राके पुत्र 
घोड़े और कॅट थे। विनताके अरुण और गरुङ्‌ 
जामक दो पुत्र हुए। सुरसासे हजारों साँप उत्पन्न 
हुए और कदूके गर्भसे भी शेष, वासुकि और 
तक्षक आदि सहखों नाग हुए। क्रोधवशाके गर्भसे 
दंशनशील दाँतवाले सर्प प्रकट हुए। धरासे जल- 
पक्षी उत्पन्न हुए। सुरभिसे गाय-भैंस आदि 
'पशुओंकी उत्पत्ति हुई। इराके गर्भसे तृण आदि 
उत्पन्न हुए। खसासे यक्ष-राक्षस और मुनिके 
गर्भे अप्सरा प्रकट हुईं इसी प्रकार अरिष्टाके 
गर्भसे गन्धर्व उत्पन्न हुए। इस तरह कश्यपजीसे 
स्थावर-जङ्गम जगत्‌की उत्पत्ति हुई ॥ १२-१८॥ 
इन सबके असंख्य पुत्र हुए। 
दैत्योंको युद्धमे जीत लिया। अपने पश्रि मारे 
जानेपर दितिने कश्यपजीको सेवासे संतुष्ट किया। 
चह इनका संहार करवले पुत्रको पाना चाहती 
थी; उसने कश्यपजीसे अपना वह अभिमत वर 
प्राप्त कर लिया। जब वह गर्भवती और ब्रतपालनमें 
तत्पर थी, उस समय एक दिन भोजनके बाद 
बिना पैर धोये ही सो गयी। तब इने यह छिद्र 
(च्ुटि या दोष) ढूँढ़कर उसके गर्भमें प्रविष्ट हो 
डस गर्भके दुकड़े-दुकड़े कर दिये; (किंतु ब्रतके 
प्रभावसे उनकी मृत्यु नहीं हुई।) वे सभी अत्यन्त 
तेजस्वी और इत्रके सहायक उनचास मरुत 


जामक देवता हुए। मुन! यह सारा वृत्तान्त मैंने 
सुता दिया। श्रोहरि-स्वरूप ब्रह्माजीने पृथुको 
जरलोकके राजपदपर अभिषिक्त करके क्रमशः 
दूसरोको भी राज्य दिये--उन्हे विभिन्न समूहोंका 
राजा बनावा। अन्य सबके अधिपति (तथा 
परिगणित अधिपतियोंके भी अधिपति) साक्षात्‌ 
हरि हौ हैं ॥१९--२२॥ 

जाणों और ओषधियोंके राजा चन्द्रमा हुए। 
जलके स्वामी वरुण हुए। राजाओकै राजा कुबेर 
हुए। दादश सूं ( आदित्यो)-के अधीश्वर भगवान्‌ 
विष्णु थे। वुओकि राजा पावक और मरदृणोंके 
स्वाम इन्द्र हुए। प्रजापतियोंके स्वामी दक्ष और 
दानवॉके अधिपति प्रहाद हुए। पितरोंके 
यमराज और भूत आदिके स्वामी सर्वसमर्थ 
भगवान्‌ शिव हुए तथा शैलो (पर्वतों)-के राजा 
हिमवान्‌ हुए और नदियोंका स्वामी सागर हुआ। 
शन्‍्थवोकि चित्ररथ, नागे वासुकि, सपॉके तक्षक 
और पक्षियोंके गरुड राजा हुए। श्रेष्ठ 
हाथियोँका स्वामी ऐरावत हुआ और गौओंका 
अधिपति सौंड़। वनचर जीवॉका स्वामी शेर हुआ 
और यनस्पतियोंका प्लक्ष (पकड़ी)। घोड़ोंका 
स्वामी उज:श्रवा हुआ। सुधन्वा पूर्व दिशाका 
रक्षक हुआ। दक्षिण दिशामें शङ्कपद और 
पञ्जि केतुमान्‌ रक्षक नियुक्त हुए। इसी प्रकार 
उत्तर दिशामें हिरण्यरोमक राजा हुआ। यह 
अतिसर्गका वर्णन किया गया॥ २३--२९॥ 


हस एकार आदि आप्तेक महादुराणमे “प्रतिसरगतिक्यक कश्यपर्वछका वर्णन मक 
उरसा अध्याय पूरा हुआ# १९॥ 
हि मी 


बीसवाँ 


अध्याय 


सर्गका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैँ-_मुने! (प्रकृतिसे) पहले. 
हत्तत्वकी सृष्टि हुई, इसे ब्राह्मसर्ग समझना 
चाहिये। दूसरी तत्मात्राओँकी सृष्टि हुई, इसे 
भूतसर्ग कहा गया है। तीसरी वैकारिक सृष्टि है, 


इसे ऐन्द्रियकसर्ण कहते हैं। इस प्रकार यह 
ुद्धिूर्वक प्रकट हुआ प्राकृतसर्ग तीन प्रकारका 
है। चौथे प्रकारकी सृष्टिको 'मुख्यसर्ग' कहते हैं। 
“मुख्य! नाम है-स्थावरों (वृक्ष-पर्वत आदि)- 


के 


७ असनि» 


का। जो 'तिर्वकखोता' कहा गया है, अर्थात्‌ 
जिससे पशु-पक्षियोंकी उत्पत्ति हुई है, वह 
तैरयग्योन्य-सर्ग पाँचवों है। ऊर्ध्व खोताओंकी 
सृष्टिको देव-सर्ग कहते हैं, यह छठा सर्ग है। 
इसके पश्चात्‌ अर्वाक्खोताओंको सृष्टि हुई यही 
सातवाँ मानव-सर्ग है। आठवा अनुप्रह-सर्ण है, 
जो सात्विक और तामस भी है। ये अन्तवाले 
पांच 'वैकृतसर्ग' हैं और आरम्भके तीन 'प्राकृतसर्ग' 
कहे गये हैं। प्राकृत और वैकृत सर्ग तथा नबे 
कारका कौमार-सर्ग-ये कुल नौ सर्ग ब्रहाजीसे 
प्रकट हुए, जो इस जगतके मूल कारण हैं। ख्याति 
आदि दक्ष-कन्याओसे भूगु आदि महर्षियोने ब्याह 
'किया। कुछ लोग नित्य, नैमित्तिक और पराकृत 
इस भेदसे तीन प्रकारकी सृष्टि मानते हैं। जो 
प्रतिदिन होनेवाले अवान्तर-प्रलयसे प्रतिदिन जन्म 
लेते रहते हैं, वह 'नित्यसर्ग' कहा गया है॥ १-८॥ 

भूगुसे उनकी पतली ख्यातिने धाता-विधाता 
नामक दो देवताओको जन्म दिया तथा लक्ष्मी 
जामको कन्या भी उत्पन्न की, जो भगवान्‌ | 
विष्णुकी पत्नी हुईं। इद्रे अपने अध्युदयके लिये 
इन्हींका स्तवन किया था। धाता और विधाताके 
क्रमशः प्राण और मृकण्डु नामक दो पुत्र हुए। 
मूकण्डुसे मार्कण्डेयका जन्म हुआ। उनसे वेदशिरा 
उत्पन्न हुए। मरीचिके सम्भूतिके र्से पौर्णमास 
नामक पुत्र हुआ और अन्विराके स्मृतिके गर्भसे 
अनेक पुत्र तथा सिनीवाली, कुहू, राका और 
अनुमति नामक चार कन्याएँ हुईं। अत्रिके अंशसे 
अनसूयाने सोम, दुर्वासा और दत्तत्रेय नामक 
पुत्रोंको जन्म दिया। इनमें दततत्रेय महान्‌ योगी 
थे। पुलस्त्य मुनिकी पत्नी प्रीतिके गर्भसे दत्तोलि 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुलहसे क्षमाके गर्भसे 
सहिष्णु एवं सर्वपादिकका* जन्म हुआ। क्रतुके 


सन्नतिसे बालखिल्य नामक साठ हजार पुत्र उत्पन्न 
हुए, जो अँगूठेके पोरुओकि बराबर और महान्‌ 
तेजस्वी थे। वसिष्ठसे ऊजकि गर्भसे राजा, गात्र, 
ऊर्ष्यबाहु, सवन, अनघ, शुक्र और सुतपा-ये 
सात ऋषि प्रकट हुए॥९--१५॥ 

स्वाहा एवं अग्निसे पावक, पवमान और 
जि नामक पुत्र हुए। इसी प्रकार अजसे अगा, 
बर्हिषट्‌, अनग्रि एवं साग्नि पितर हुए। पितरोंसे 
स्वधाके गर्भसे मेना और वैधारिणी नामक दो 
कन्याएँ हुईं। अधर्मकी पत्नी हिंसा हुई; उन 
दोनॉसे अमृत नामक पुत्र और निकृति नामवाली 
कन्याको उत्पत्ति हुई। (इन दोनोंने परस्पर विवाह 
किया और) इनसे भय तथा नरकका जन्म हुआ। 
क्रमश: माया और वेदना इनकी पल्लियाँ हुईं। 
इलमेंसे मयान ( भयके सम्पर्कसे) समस्त प्राणियोके 
प्राण लेनेवाले मृत्युको जन्म दिया और वेदनाने 
जरकके संयोगसे दुःख नामक पुत्र उत्पन्न किया । 
इसके पश्चात्‌ मृत्युसे व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा 
और क्रोधकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्माजीसे एक रोता 
हुआ पुत्र हुआ, जो रुदन करनेके कारण 'रद्र/ 
जामसे प्रसिद्ध हुआ। तथा है द्विज! उन पितामह 
(ब्रहाजी)-नै उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, 
भीम, उग्र और महादेव आदि नामोंसे पुकारा। 
रुद्रकी पत्नी सतीने अपने पिता दक्षपर कोप 
करनेके कारण देहत्याग किया और हिमवान्‌की 
कन्या-रूमें प्रकट होकर पुनः वे शंकरजीकी ही 
धर्मपत्नी हुई। किसी समय नारदजीने ऋषियोंके 
प्रति विष्णु आदि देवताओंकी पूजाका विधान 
बतलाया था। स्नानादि-पूर्वक की जानेवाली उन 
पूजाओंका विधिवत्‌ अनुष्ठान करके स्वायम्भुव 
मनु आदिने भोग और मोक्ष-दोनों प्राप्त 
किये थे॥१६--२३॥ 


इस प्रकार आदि आस्लेक महापुराणमें “जगत्‌-सृष्टिका वर्ष नायक बीसा अध्याय पूरा हुआ॥ २०॥ 
re 


- उका कर्पिक कम निल है। 


+अब्याय २१० 


इक्कीसवाँ अध्याय 
विष्णु आदि देवताओंकी सामान्य पूजाका विधान 


चारदजी बोले-अब मैं विष्णु आदि 
देवताओंकी सामान्य पूजाका वर्णन करता हूँ तथा 
समस्त कामनाओको देनेवाले पूजा-सम्बन्धी मन्रो 
भी बतलाता हूँ। भगवान्‌ विष्णुके पूजनमें सर्वप्रथम 
परिवारसहित भगवान्‌ अच्युतको नमस्कार करके 
पूजन आरम्भ को, इसी प्रकार पूजा-मण्डपके 
देशम क्रमशः दक्षिण-वाम भागमें धाता और 
विधाताका तथा गङ्गा और यमुनाका भौ पूजन 
करे। फिर शङ्कनिधि और पद्मनिधि-इन दो 
निधियॉकी, द्वारलक्ष्मीकी, वास्तु-पुरुषकी तथा 
आधारशक्ति, कूर्म, अनन्त, पृथिवी, धर्म, जान, 
वैराग्य और ऐश्वर्यकी पूजा करे। तदनन्तर अधर्म 
आदिका (अर्थात्‌ अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और 
अपैश्वर्यका) पूजन करे तथा एक कमलकी 
भावना करके उसके मूल, नाल, पच, केसर और 
कर्भिकाओकी पूजा करे। 

फिर ऋग्वेद आदि चारों दकौ, सत्ययुग 
आदि युगॉकी, सत्व आदि गुर्णोकी और सूर्य 
आदिके मण्डलकी पूजा करे। इसी प्रकार विमला, 
उत्कर्षिणी, झन, क्रिया, योगा आदि जो शक्तियाँ 
हैं, उनकी पूजा करे तथा प्री, सत्या, इसा, 
अनुप्रहा, निर्मलपूर्ति दुर्गा, सरस्वती, गण (गणेश), 
बाल और वासुदेव (संकर्षण, प्रु, अनिरुद्ध) 
आदिका पूजन करे । इनके बाद हदय, सिर, चूडा 
(शिखा), वर्म (कवच), नेत्र आदि अङ्गोँकी, 
फिर शङ्क, चक्र, गदा और पद्य नामक अस्त्रको, 
वत्स, कौस्तुभ एवं वनमालाकी तथा लक्ष्मी 
पुष्टि, गरुड और गुरुदेवकी पूजा करे। 
ततस्च इन्द्र, अग्नि, यम, निहति, जल (वरुण), 


वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और आनन्त-इन 
हदिकयालॉको, इनके अस्त्रोंकी, कुमुद आदि 
विष्ुपर्दो या द्वारपलॉकी और विष्ववसेनकी 
आवरण-मण्डल आदियें पूजा आदि करसे 
सिद्धि प्रा्त होती है॥१-८॥ 

अब भगवान्‌ शिवकी सामान्य पूजा बतायी 
जाती है-इसमे पहले नन्दीका पूजन करना 
चाहिये, फिर महाकालका। तदनन्तर क्रमशः 
दुर्गा, यमुना, गण आदिका, वाणी, श्री, गुरु, 
वास्तुदेव, आधारशक्ति आदि और धर्म आदिका 
अर्चन करे। फिर चामा, ज्येष्ठा, रौद्र, काली, 
कलविकरिणो, बलविकरिणी, बलप्रमथिनी, 
सर्वभूतदमनी तथा कल्याणमयी मनोन्मनी-इन 
जौ शक्तियोँका क्रमसे पूजन करे। 'हां ह हाँ 
शिवपूर्तवे नमः।-इस मन्त्रसे हदयादि अङ्ग 
और ईशान आदि मुखसहित शिवकी पूजा करे। 
"हों शिवाय हौं।' इत्यादिसे केवल शिवकी 
अर्चना करे और 'हाँ' इत्यादिसे ईशानादि” पाँच 
मुखोकी आराधना करे। 'हाँ गरव नम: ।' इससे 
गौरीका और “में गणपतये नम; ।' इस मने 
गणपतिकी, नाम-मन्तोसे इन्द्र आदि दिकपालोकी, 
चण्डकी और हदय, सिर आदिकी भौ पूजा 
करे॥९-१२ ६॥ 

अब क्रमश: सूर्यको पूजाके मन्त्र बताये जाते 
है। इसमें नन्दी सर्वप्रथम पूजनीय हैं। फिर 
क्रमशः पिङ्गल, उच्चैःश्रवा और अरुणकी पूजा 
करे तत्पकषत प्रभूत, विमल, सोम, दोनों संध्याकाल, 
परसुख और स्कन्द आदिको मध्यमें पूजा करे। 
| इसके बाद दौला, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, 


न इला बामदेव, सोक, अपर ओर वलस्य कवके सेच सुख है। स इनाय नमः) हो बामे म ह 
'सोजादाय वम: । हैं अधोराय नम: हा तुल नमः ।- इनमन इन मुखो पका करनी चाहिये। 


विमला, अमोघा, विद्युता तथा सर्वतोमुखी इन 
जौ शक्तियोंको पूजा होनी चाहिये। तत्पश्चात्‌ ' ॐ 
ब्रहाविष्णुशिवात्काय सौराय पीठाय नमः ।' इस 
मने सूर्यके आसनका स्पर्श और पूजन करे। 
फिर 'ॐ खं खखोल्काय नमः ।' इस मन्त्रसे 
सूर्यदेवकी मूर्तिको उद्धावना करके उसका अर्चन 
करे। तपात्‌ ' ॐ हां हीं सः सूर्याय नमः इस 
मनते सूर्यदेवकी पूजा करे। इसके बाद इदयादिका 
पूजन करे--'ॐ आं नम:।' इससे हदयकी ' ॐ 
अर्काय नमः ।' इससे सिरकी पूजा करे। इसी 
परकार अग्नि, ईश और वमु अधित सूर्यदेवका 
भी पूजन करे। फिर ' ॐ भूर्भुवः स्व; ज्वालिन्यै 
(शिखायै नमः।' इससे शिखाकी, ' ॐ हु कवचाय 
जमः।' इससे कवचको, ' ॐ भां ताभ्या नम: ।' 
इससे नेत्रकी और 'ॐरम्‌ अकाख्राय नम: ।' 
इससे अखकी पूजा करे। इसके बाद सूर्यकी 
शक्ति रानी संज्ञाकी तथा उससे प्रकट हुई छायादेवीकी 
पूजा करे। फिर चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, 
शुक्र, शनि, राहु और केतु--क्रमशः इन ग्रहोंका 
और सूर्वके प्रचण्ड तेजका पूजन करे। अब 
संक्षेपसे पूजन बतलाते है-देवताके आसन, मूर्ति 
मूल, हृदय आदि अङ्ग और परिचारक इनको ही 
पूजा होती है॥ १३-१९॥ 

भगवान्‌ विष्णुके आसनका पूजन 'ॐ औँ 


औं धरो हरिः ह ।' इस मन्त्रसे करना चाहिये । | * 


इसी मन्त्रसे भगवान्‌ विष्णुकी मूर्तिका भी पूजन 
करे। यह सर्वमूतिंमनत्र है। इसीको त्रैलोक्यमोहन 
मन्त्र भी कहते हैं। भगवान्‌के पूजनमें ' ॐ खली 
इषीकेशाय नमः ।' ' ३७ हुँ विष्णवे नमः ।'--इन 
मन्त्रोंका उपयोग करे। सम्पूर्ण दीर्घ स्वक द्वारा 
हदय आदिकी पूजा करे; जैसे--' ॐ आं इृदयाय 
नमः।' इससे हृदयकी, ' ॐ ई शिरसे नमः 
इससे सिरकी, “३७ ऊं शिखायै नमः।' इससे 


'शिखाकी, 'ॐएं कवचाय नमः ।' इससे कवचकी, 
“ॐ ऐं नेत्राभ्या नमः ।' इससे नेत्रोंको और ' ॐ 
औं अख्ाय नमः।' इससे अखकी पूजा करे। 
पाँच अर्थात्‌ परिचारकाँकी पूजा संग्राम आदिमे 
विजय आदि देनेवाली है। परिचारकोँमें चक्र, 
गदा, शङ्क, मुसल, खड्ग, शार््रधनुष, पार, 
अंकुश, वत्स, कौस्तुभ, वनमाला, 'ब्री' इस 
जसे युत श्री--महालक्षमी, गरु, गुरुदेव और 
इनद देवताओंका पूजन किया जाता है। (इनके 
पूनम प्रणवसहित नामके आदि अक्षरों अनुस्वार 
लगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त नामके अने 'नमः" 
जोड़ता चाहिये। जैसे 'ॐ चं चक्राय 
“ॐ मं गदायै नम: ।' इत्यादि) सरस्वतीके आसनकी 
पामे ' ॐ ऐं देव्यै सरस्वत्यैनमः ।' इस मन्त्रका 
उपयोग करे और उनकी मूर्तिके पूजनमें ‘३ हीं 
देव्यै सरस्वत्यै नम; ।' इस मन्त्रसे काम ले। हृदय 
आदिके लिये पूर्ववत्‌ मन्त्र हैं। सरस्वतीके 
परिचारको लक्ष्मी, मेधा, कला, तुष, पुष्टि, 
गौरी, प्रभा, मति, दुर्ग, गण, गुरु और श्षेत्रालकी 
पूजा करे॥ २०-२४॥ 


गणेशकी, “३७ हाँ गौय नमः 
जौरीकी, “ॐ श्रीं श्रियै नमः।' इससे श्रीकी, 
“ॐ ही त्यसितायै नमः ।' इस मन्तरसे त्वरिताकी, 


त्रिपुराकी पूजा करे। इस प्रकार 'त्िपुरा' शब्द भी 
चतुर्थी विभक्त्यन्त हो और अ्तमें “नम: ' शब्दका 
प्रयोग हो। जिन देवताओंके लिये कोई विशेष 
मन्त्र नहीं बतलाया गया है, उनके नामके आदिमं 
प्रणव लगावे। नामके आदि अक्षरम अनुस्वार 
लगाकर उसे बीजके रूपमे रखे तथा पूर्ववत्‌ 
जामके अततम चतुर्थी विभक्ति और “नमः” शब्द 
जोड़ ले। पूजन और जामे प्राय: सभी मन्त्र 


«अध्याय २२० 


_ समासता मरमर ८८ बस बहस 


*अकारयुक्त बताये गये हैं। अन्तमं तिल और ची 
आदिसे होम करे। इस प्रकार ये देवता और मन्त्र 
धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष-चाों पुरुषार्थ 


देनेवाले हैं। जो पूजाके इन मन्त्रोंका पाठ करेगा, 
बह समस्त भोगोंका उपभोग कर अन्तर्मे देवलोकको 
प्राप्त होगा॥ २५--२७॥ 


इ आकार आहि आय महतामे षु आह देक सामान्य जके विधानका वर्णत' 
मक इसा अध्याय पूण हुआ॥ २॥ 
fo 


बाईसबाँ अध्याय 


पूजाके अधिकारकी सिद्धिके 

जारदजी बोले-विप्रवरो! पूजन आदि 
क्रियाओंके लिये पहले स्नान-विधिका वर्णन 
करता हूँ। पहले नृसिंह-सम्बन्धी बीज या मन्त्रसेँ 
मृतिका हाथमे ले। उसे दो भागोंमें विभ कर 
एक भागके द्वारा (नाभिसे लेकर पैरॉलक लेपन 
करे, फिर दूसरे भागके द्वारा) अपने अन्य सब 
अङ्गे लेपन कर मल-खान सम्पन्न करे। तदनन्तर 
शुद्ध खानके लिये जलमें डुबकी लगाकर आचमन 
करे। “नूसिंह'-मन्त्रसे न्यास करके आत्यरक्षा 
करे। इसके बाद (तत्रोक्त रीतिसे) विधि-खान 
करें और प्राणायामादिपूर्वक इदयमें भगवान्‌ 
विष्णुका ध्यान करते हुए ' ॐ नमो नारायणाय" 
इस अष्टा्षर-मनत्रसे हाथमें मिट्टी लेकर उसके 
तीन भाग करें। फिर तृसिंह-मनत्रके जपपूर्यक 
(उन तीनों भागोंसे तीन बार) दिग्बन्धर करे। 
इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।' इस 
वासुदेव-मन्त्रका जप करके संकल्पपूर्वक तीर्थ- 


जलका स्पर्श करे। फिर वेद आदिके मन्त्रोंसे 


लिये सामान्यतः स्नान-विधि 


अपने शरीरका और आराध्यदेवकी प्रतिमा या 
ध्यानकल्पित विग्रहका मार्जन करे। इसके बाद 
अधमर्षण-मन्रका जपकर वस्त्र पहनकर आगेका 
कार्य करे। पहले अङ्गन्यास कर माज॑न-मन्तरसे 
आर्जन करे। इसके बाद हाथमे जल लेकर 
जागयण -मनसे प्राण संयम करके जलको नासिकासे 
लगाकर सुँचे। फिर भगवात्‌का ध्यान करते हुए 
जलका परित्याग कर दे। इसके बाद अर्घ्य देकर 
('ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।' इस) द्वादशाकर- 
मनका जप करे। फिर अन्य देवता आदिका 
भक्तिपूर्वक तर्पण करे। योगपीठ आदिके क्रमसे 
'दिक्यालतकके मनं और देवताका, ऋषियोंका, 
पितरोंका, मुष्योंका तथा स्थावरपरयन्त सम्पूर्ण 
भूलोक तर्पण करके आचमन करे। फिर अङ्गन्यास 
करके अपने हदयर्े मन्त्रोका उपसंहार कर 
पूजन-मन्दिरमे प्रवेश करे। इसी प्रकार अन्य 
पूजाओमें भी मूल आदि मनतस खान-कार्य 
सम्पन करे॥ १-९॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महणे “पूजाके लिये सामान्यत; खान-विधिका वर्मक 
ईसा अध्याव पूण हुआ# २२॥ 
ere 


(सि छ सन 


ॐ उ चीर महा ल सर्वातोमुखन्‌। तह भीषण भतम 
_सोषकम्भुकी कर्मकाण्डक्रमायलीके अनुसार टक एक भागको षे लेकर पेक लगे और दूसरे भागको शेष स 

जस इसके बाट दों हादसे आँख, कान, ऋक बंद करके जले दुक लगाये । फिर सन-ही-सन कालाप्रिके समान तेजस्वी 

अलका स्मरण करते हुए जलले बाहर निकले। इस हए सलाखन एवं संध्योधासत सम्पन्न करके (ह्तोक रतये) विधि-सान 


कला चाहिये (प लोक ९, १० तवा ११) 


३. क दिशे दह विर भूछोंको भगो भावनाले उक्त मृतिकाको बला “दिग्बन्ध' कहलाता है। 


9 अस्लिपुराण« 


तेईसवाँ अध्याय 
देवताओं तथा भगवान्‌ विष्णुकी सामान्य पूजा-विधि 


नारदजी बोले-- ब्रह्य! अब मैं पूजाको 
विधिका वर्णन करूँगा, जिसका अनुहान करके 
मनुषय सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता क्‍ 
हाथ-पैर धोकर, आसनपर बैठकर आचमन करे। 
फिर मौनभावसे रहकर सब ओरसे अपनी रक्षा 
करे।* पूर्व दिशाकी ओर मुँह करके स्वस्तिकासन | 
या पद्यासन आदि कोई-सा आसन बाँधकर स्थिर 
बैठे और नाभिके मध्यभागमें स्थित धूएँके समान 
वर्णवाले, प्रचण्ड वायुरूप 'यं' बीजका चिन्तन 
करते हुए अपने शरीरले सम्पूर्ण पापको भावनाहारा 
पृथक्‌ करे। फिर हदय-कमलके मध्यमें स्थित 
तेजकी राशिधूत 'कषँ' वीजका ध्यान करते हुए 
ऊपर, नौचे तथा अगल-बगलमें फैली हुई अलिकौ 
प्रचण्ड ज्यालाऑसे उस पापको जला डाले। 
इसके बाद बुद्धिमान्‌ पुरुष आकाशमें स्थित 
चन्द्रकी आकृतिके समान किसी शान्त ज्योतिका 
ध्यान करे और उससे प्रवाहित होकर हदय-कमलपें 
व्याप्त होनेवाली सुधामय सलिलकी धाराओंसे, 
जो सुषुम्ना-योनिके मार्गसे शरीरकी सब नाडियॉमें | 
फैल रही हैं, अपने निष्पाप शरीरको आप्लावित | 
करे। इस प्रकार शरीरकी शुद्धि करके तत्वॉका 
नाश करे। फिर हस्तशुद्धि करे। इसके लिये पहले 
दोनों हाथोंमें अख एवं व्यापकमुद्रा करे और 
दाहिने अँगूठेसे आरम्भ करके करतल और 
करपृषठक न्यास करे ॥१-६॥ 

इसके बाद एक-एक अक्षरके करसे बारह 
अ्जॉवाले द्वादशाक्षर मूल-मन्त्रका अपने देहमें 
बारह मन्त्र-वाक्योंद्रर न्यास करे। हदय, सिर, 


शिखा, कवच, अल, नेत्र, उदर, पीठ, बाह, ऊर, 
_घुटना, पैर-ये शरीरके बारह स्थान हैं, इनमें ही 
झदशाक्षस्के एक-एक वर्णका न्यास करे। (यधा-- 
ॐ ॐ नमः हृदये। ॐ नं नमः शिरसि। ॐ मों 
मः शिखायाम्‌ इत्यादि) । फिर मुद्रा समर्पणकर 
भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करे और अष्ो्तशत 
(१०८) भन्‍्त्रका जप करके पूजन करे॥७-८॥ 

जायें भागमें जलपात्र और दाहिने भागमें 
पूजाका सामान रखकर 'अख्त्राय फट्‌।' मने 
उसको थो दे; इसके पश्चात्‌ गन्ध और पुष्प 
आदिसे युक दो अर्ध्यपत्र रखे। फिर हाथमै जल 
लेकर ' अस्राय फट्‌।' इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित 
कर योगपौठको साँच दे। उसके मध्य भागगे 
सर्वव्यापी चेतन ज्योतिर्मय परमेश्वर श्रीहरिका 
ध्यान करके उस योगपीठपर पूर्व आदि दिशाओके 
कमसे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ऑन आदि 
दिक्पाल तथा अधर्म आदिके विग्रहकी स्थापना 
करे। उस पौठपर कच्छप, अनन्त, पद, सूर्य 
आदि मण्डल और विमला आदि शक्तियॉकी 
कमलके केसरके रूपमें और ग्रहोंकी कर्णकाग 
स्थापना करे। पहले अपने हृदयमें ध्यान करे। 
फिर मण्डले आवाहन करके पूजन करें। 
(आवाहनके अनन्तर) क्रमशः अर्घ्य, पाद्य, आचमन, 
मधुपर्क, खान, वख, यज्ञोपवीत, आभूषण, गन्ध, 
पुष्प, धूप, दीप और नवध आदिको पुण्डरीकाक्ष- 
विद्या (' ॐ नमो भगवते पुण्डरीकाक्षाय -- 
इस मन्त्)-से अर्पण करे॥ ९-१४॥ 

मण्डलके पूर्व आदि पर भगवाके विग्रहकी 


“अपम भूठानि पचः सोल । सेके पकम सकरबे॥... हद मनेय अपा ब्यय आ 
मन्दे रक को। दहने हाये रज-सूर बाँधकर भी रक को जाती है। इसका मन है- 
चैन बडो खली सका दको महावलः । न्व कमे मा खल मा चल॥ 


+ अध्याय २४० 


३९ 


सेवामें रहनेवाले पार्षदोकी पूजा करे। पूर्वके 


'दरवाजेपर गरुडकी, दक्षिणद्वारपर चक्रको, उत्तरवाले | आगच्छ' 


वरपर गदाकी और ईशान तथा अग्निकोणमें शङ्ख 
एवं धनुषकी स्थापना करे। भगवान्‌के बायें-दायें 
दो तूणीर, बायें भागे तलवार और चर्म (ढाल), 
दाहिने भागमें लक्ष्मी और वाम भागमें पुष्टि 
देवीकी स्थापना करे। भगवानूके सामने बनमाला, 
वत्स और कौस्तुभको स्थापित करे। मण्डलके 
'बाहर दिवालोकी स्थापना करे। मण्डलके भीतर 
और बाहर स्थापित किये हुए सभी देवताओंकी 
उनके नाम-मन्त्रोसे पूजा करे। सबके अन्तम 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन करना चाहिये॥ १५--१७॥ 

अङ्गाँसहित पृथक्‌-पृथक्‌ बीज-मन्त्रोसे और 
सभी बीज-मनोको एक साथ पढ़कर भौ भगवानका 
अर्चन करे। मनजप करके भगवानूकी परिक्रमा 
करे और स्तुतिके पक्षात्‌ अर्ध्य-समर्पण कर 
हदयमें भगवान्‌की स्थापना कर ले। फिर यह 
ध्यान करे कि "परब्रह्म भगवान्‌ विष्णु म ही हँ” 
(--इस प्रकार अभेदभावसे चिन्तन करके पूजन 


का चाहिये) । भगवानूका आवाहन करते समय 
' (भगवन्‌! आइये।) इस प्रकार पढ़ना 
चाहिये और विसर्जनके समय 'क्षमस्व” (हमारी 
जुटियोको क्षमा कीजियेगा )--ऐसी योजना करनी 
चाहिये ॥ १८-१९॥ 

इस प्रकार अद्र आदि मनसे पूजा करके 
अनुष्य मोक्षका भागी होता है। यह भगवानूके 
एक विग्रहका पूजन बताया गया। अब नौ 
व्यूहोंके पूजनकी विधि खुनों॥२०॥ 

दोनों अँगूठों और तर्जनी आदिमे वासुदेव, 
बलभद्र आदिका न्यास करे। इसके बाद शरीरें 
अर्थात्‌ सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुहा 
अङ्ग, जानु और चरण आदि अञ्जो न्यास करे। 
फिर मध्यमे एवं पूर्व आदि दिशाओंमें पूजन करे। 
इस प्रकार एक पीठपर एक व्यूहके क्रमसे पूर्ववत्‌ 
जौ व्यूहोंके लिये नौ पीठोंकी स्थापना करे। 
जौ कमल नौ मिया परवत्‌ नौ व्यूहोंक 
पूजन करे। कमलके मध्यभागमे जो भगवानूका 
स्थान है, उसमें वासुदेवकी पूजा करे॥ २१--२३॥ 


इस प्रकार आदि आग्तेय महापुराणमें 'सामान्य पूफा-विषणक र्ण” मक तय अध्याय पूरा हुआ॥ २३॥ 
en 
चौबीसवाँ अध्याय 
कुण्ड-निर्माण एवं अग्नि-स्थापन-सम्बन्धी कार्य आदिका वर्णन 


जारदजी कहते हैं-- महर्षयो! अब मै अग्नि- 
सम्बन्धी कार्यका वर्णन कहूँगा, जिससे मनुष्य 
सम्पूर्ण मनोवाज्छित वस्तुआँका भागी होता है। 
चौबीस अन्लुलकी चौकोर भूमिको सूतसे नापकर 
चिह बना दे। फिर उस क्षेत्रको सब ओरसे 
बराबर खोदे। दो अङ्गुल भूमि चारों ओर 
छोड़कर खोदे हुए कुण्डकी मेखला बनावे। 
मेखलाएँ तीन होती हैं, जो “सन्त, रज और तम" 
जामसे कही गयी हैं। उनका मुख पूर्व, अर्थात्‌ 


|बाहा दिशाको ओर रहना चाहिये। मेखलाओंकी 
अधिकतम ऊँचाई बारह अल्रुलकी रखे, अर्थात्‌ 
भीतरकी ओरसे पहली मेखलाकी ऊँचाई बारह 
अङ्गुल रहनी चाहिये। (उसके बाहाभागमें दूसरी 
| मेखलाकी ऊँचाई आठ अङ्गलकी और उसके भी 
बभगम लौसरो मेखलाकी ऊँचाई चार अङगलकी 
रहनी चाहिये।) इसकी चौड़ाई क्रमशः आठ, दो 


और चार अङगुलकी होती है॥१--३॥" 
जोन सुन्दर बनायी जाय। उसकी लंबाई दस 


जारदातिलक्बे 


हे चन पहली मखा 
दसर आठ आहु चौड़ी और चार अलुस कैची, फिर केसे चर-का अहुल' 


जहा न आए जा जत के, 
कथा ऊँची रही चाहिये। यथा- दहि 


७ अख्निपुराण 


अङ्गुलकी हो। वह आगे-आगेकी ओर क्रमशः | बीचमें सूत रखकर उसे किसी कोणको सौमातक 


छ:, चार और दो अङ्गुल ऊँची रहे अर्थात्‌ उसका 
'पिछला भाग छः अङ्गुल, उससे आगेका भाग चार 
अङ्गुल और उससे भी आगेका भाग दो अङ्गुल 
ऊँचा होना चाहिये। योनिका स्थान कुण्डकी 
पश्चिम दिशाका मध्यभाग है। उसे आगेकी ओर 
क्रमशः नौची बनाना चाहिये। उसकी आकृति 
'पीपलके पत्तेकी-सी होनी चाहिये। उसका कुछ 
भाग कुण्डम प्रविष्ट रहना चाहिये। योनिका 
आयाम चार अङ्गुलका रहे और नाल पंद्रह 
अङ्गुल बड़ा हो। योनिका मूलभाग तीन जुल 
और उससे आगेका भाग छः अङ्गुल विस्तृत हो। 
यह एक हाथ संबे-चौड़े कुण्डका लक्षण कहा 
गया है। दो हाथ या तीन हाथके कुण्डमेँ 
नियमानुसार सब वस्तुएँ तदनुरूप द्विगुण या 
त्रिगुण बढ़ जायँगी ॥ ४-६ ॥ 

अब मैं एक या तीन मेखलावाले गोल और 
अर्धचन्राकार आदि कुण्डोका वर्णन करता हूँ। 


ले जाय; मध्यभागसे कोणतक ले जानेमें सामान्य 
दिशाओंकी अपेक्षा वह सूत जितना बढ़ जाय, 
उसके आधे भागको प्रत्येक दिशामें बढ़ाकर 
स्थापित करे और मध्यस्थानसे उहीँ बिन्दुऑपर 
सूतको सब ओर घुमावे तो गोल आकार बन 
जायगा? कुण्डार्धसे बढ़ा हुआ जो कोणभागार्ध 
है, उसे उत्तर दिशामें बढ़ाये तथा उसी सोधें पूर्व 
और पश्चिम दिशामें भी बाहरकी ओर यलपूर्वक 
बढ़ाकर चिह्न कर दे। फिर मध्यस्थानमें सूतका 
एक सिरा रखकर दूसरा छोर पूर्व दिशावाले 
चिहपर रखे और उसे दक्षिणको ओरसे घुमाते 
हुए पश्चिम दिशाके चिहतक ले जाय। इससे 
अर्धचन््ाकार चि बन जायगा। फिर उस क्षेत्रको 
खोदनेपर सुन्दर अर्धचन्द्-कुण्ड तैयार हो 
जायगा॥७--९४ 

कमलकी आकृतिवाले गोल कुण्डकी मेखलापर 
दलाकार चिह बनाये जायँ। होमके लिये एक 


चौकोर कुण्डके आधे भाग, अर्थात्‌ ठीक बौचो- | सुन्दर सुक्‌ तैयार को, जो अपने बाहुदण्डके 


कारण मूलतः आठ अहस डी हो तथा तीसरी उससे भौ चार अहु ऊँची होरेसे मूलतः बारह अलु ऊँची 


| होनी, फि बरका उससे भी चार अलल कैली होनेके 


आ 


ए मी पाली भो ल आस ऊँदी का कद ! बी मरी ब जज ल 


घए अङुल चौकी, दू आउ महल ची तथा 


बलाया गण है, इसका आधार अन्वेषणीव है। 


क अहु ड़ होती हं मूले जो आठ, दो और घार लक वि 


६ जपत एक हके कुकी लब २८ अलसको होओ है, दो हाके कुलको होस आहूत और हौत पे 
कडकी एकतीस अहुल होते है। सीता अधिक से विरले समहन का। 
२, एक हाथ का २६ अ चकोर ब कष होक है-१२ अङ्ुल कोणमा ह-१८ अहुल। अक हुआ ६ 


त च भ म 


। सीको सब ओर बढ़ाकर सूत पुने मोल कुण्ड बमेण 
3३. कणित निद्धि रिसको धत रखता चाहिके-४ पुमा 


(एक उसो ८ उसोणओ ९ ८ 


प ६ कामा १ लो क शि न १ भ्‌ ह १९ मी 


(उत तथा २४ भुका १ हाथ होछ है। एक-एक हाथ लंचै-चीड कृषाको च्ल कहते ै। चा 


और एक-एक हाथ 


भको सापकर जो कुण्ड तैयार किया जाता है, उसकी "बहस" या“ च'स है। 
इसकी का प्रकार संपले पूर्व: पकतिय आदि विराम सम्पक्‌ परिन कर ले । किर जितना बड़ा छेत्र अभ हो, उतने" 
हने पूर्व और पि दोनों दिशामोर्नि कोल माड दे। यदि २४ मुका छग मपी हो को ७८ अला सू लेकर उं आय 


अध्याय रह 


डर 


ममम 


बराबर हो। उसके दण्डका मूलभाग चतुर हो। 
उसका माप सात या पाँच अङ्गुलका बताया गया 
है। उस चतुरलके तिहाई भागको खुदवाकर गर्त 
'बनावे। उसके मध्यभागमें उत्तम शोभायमान वृ 
हो। उ गर्वको नौचेसे ऊपरतक तथा अगल- 
बगलमे बराबर खुदावे। बाहरका अर्धभाग छीलकर 
साफ करा दे (उसपर रदा करा दे)। चारों ओर 
चौथाई अगल, जो शेषके आधेका आधा भाग है, 
भीतरसे भी छीलकर साफ (चिकना) करा दे। 
सेषार्थभागद्धार उक्त खातकी सुन्दर मेखला बनवावे। 
मेखलाके भीतरी भागमें उस खातका कण्ठ तैयार 
'कराबे, जिसका साता विस्तार मेखलाकी तीन 
चौथाईके बराबर हो। कण्ठकी चौड़ाई एक या 
डेढ़ अङ्गुलके मापकी हो। उक्त सुके अग्रभागे 
उसका मुख रहे, जिसका विस्तार चार या पाँच 
अन्लुलका हो॥ १०--१४॥ 

सुखका मध्य भाग तीन या दो अ्गुलका हो। 
उसे सुन्दर एवं शोभायमान बनाया जाय। उसकी 
लंबाई भी चौड़ाईके ही बराबर हो। उस मुखका 
मध्य भाग नौचा और परम सुन्दर होना चाहिये। 
सुक्के कण्ठदेशमे एक ऐसा छेद रहे, जिसमें 
'कनिषठिका अङ्खुलि प्रविष्ट हो जाय। कुण्ड (अर्थात्‌ 
सुक्के मुख)-का शेष भाग अपनी रुचिके 


अनुसार विचित्र शोभासे सम्पत्र किया जाय। 
क्के अतिरिक्त एक खुवा भी आवश्यक है, 
जिसको लंबाई दण्डसहित एक हाथकी हो। उसके 
डंडेको गोल बनाया जाय। उस गोल डंडेकी 
मोटाई दो अङ्गुलकी हो। उसे खूब सुन्दर बनाना 
चाहिये। खुवाका मुख-भाग कैसा हो? यह 
जताया जाता है। थोड़ी-सी कौचड़में गाय अथवा 
बछड़ेका पैर पड्नेपर जैसा पदचिह उभर आता 
है, ठीक वैसा ही खुवाका मुख बनाया जाय, 
अर्थात्‌ उस मुखका मध्य भाग दो भागोंमें विभक्त 
रहे। उपर्युक अग्निकुष्डको गोबरसे लीपकर 
उसके भौतरकी भूमिपर बौचमे एक अङ्गुल मोटी 
एक रेखा खाचे, जो दक्षिणसो उत्तकी ओर गयी 
हो। उस रेखाको 'वञ्ज' कौ सता दी गयी है। उस 
प्रथम उततर रेखापर उसके दक्षिण और उत्तर 
परधम दो पूवर रेखाएँ खींचे। इन दोनों रेखाओंके 
जीचमं पुनः तीन पूवप रेखाएँ खाँचे। इनमें पहली 
रेखा दक्षिण भागमें हो और शेष दो क्रमशः 
उसके उतरोतर भागमें खींची जायै। मन्त पुरुष 
इस प्रकार डामरेखन (रेखाकरण) करके उस भूमिका 
अम्युक्षण (सेचन) करे। फिर प्रणवके उच्चारणपूर्वक 
भावनाद्वार एक विष्टर (आसन)-की कल्पना 
करके उसके ऊपर वैष्णवी शक्तिका आवाहन एवं 


सि लगे किए सको दसे कोलम बच दे) किन उस सले जु हो नदो हित ओर सोकर कोगका 


मि को इससे घात कोण शुद्ध होत है। इस प्रकार समान चर कै टङ होल है। धके अदन कुणडका शागन को । 
चाई धज और कटिके धतु कलो जो तरस आ है, ही दफल होता है। इस प्रकार २४ अहु केरे 
२४ आहुल भन और २ अल कोटि परर मक ल ५७ हुल रल होग। 

त धो चौबीस भगे विधक को । फिर उ फो गे और उतने ही लारे पाकात छे 
[माते आए करके मण्डलाकार रेखा खपे उ कृण बन जक) 

रु केके कतं और पको ओडुकर उठ्का ल चे घटा हे। फिर जो व शेष रह जा, साले हौ 
ताक परकाल लेकर धे ण्ण सा है और अवा ऐका खो फिर अरे एक अपरे दू अक 
प रेखा खाँच। इसे अर्घकदकण्ड सच होख। उदाहरर्थ--२४ अङ्गलके करा पहं ४ अलु, ६ यबा, ३ गक, 
६ तिव (था सिषा) और ५ चल होगा! उस का र ० अङुल, 3 मक ति और ४ बालाख होण। न दनका 
इ न्क न र म ग अ पक 
१ पक ५ लिक और ७ चाल! इठने विसरे फाकालले जरर चर चाहे आइन कण निधाणकी विधि 
आशन पे लिखी गयी है; अतः अन्य रो मट यहं दे दिय ग है। 


डर 


+ अस्पु 


५००५००२२ 


स्थापन करे॥ १५-२०॥ 

देवीके स्वरूपका इस प्रकार ध्यान करे-'वे 
दिव्य रूपवाली हैं और दिव्य वस्त्राभूषणोंसे 
विभूषित हैं।' तत्पश्ात्‌ यह चिन्तन करे कि 
“देवीको संतुष्ट करनेके लिये अग्निदेवके रूपमे 
साक्षात्‌ श्रीहरि पधार हैं।' साधक (उन दोनोंका 
पूजन करके शुद्ध कांस्यादि-पात़में रखो और 
ऊपरसे शुद्ध कांस्थादि पार ढकी हुई अग्निको 
लाकर, क्व्याद-अंशको अलग करके, ईक्षणादिसे 
शोधित उस”) अग्निको कुण्डके भीतर स्थापित 
करे। तत्पश्चात्‌ उस अगिं प्रादेशमात्र ( ऑँगूठेसे 
लेकर तर्जनीके अग्रभागके बराबरकी) समिधँ | 
देकर कुशाण तीन बार परिसमूहन करे। फिर 
पूर्वादि सभी दिशाओंमें कुशास्तरण करके अष्निकी 
उत्तर दिशामें पश्चिमसे आरम्भ करके क्रमशः 
पूर्वादि दिशामें पात्रासादन करे-समिथा, कुसा, 
सुक्‌, सुवा, आज्यस्थाली, चरुस्थाली तथा 
कुशाच्छदित भी, ( प्रणीतापातर, प्रोक्षणीपात्र) आदि 
वस्तुएँ रखे। इसके बाद प्रणीताको सामने रखकर 
उसे जलसे भर दे और कुशासे प्रणीताका जल 
लेकर प्रोक्षणीपात्रका प्रोक्षण करे। तदनन्तर उसे 
यें हाथमे लेकर दाहिने हाथमें गृहोत प्रणीताके | 
जलसे भर दे। प्रणीता और हाथके बौचमें 
'पवित्रीका अन्तर रहना चाहिये। प्रोक्षणीमें गिराते 
समय प्रणीताके जलको भूमिपर हीं 
गिरने देना चाहिये। प्रोक्षणीमें अष्निदेवका ध्यान 
करके उसे कुण्डकी योनिके समीप अपने सामने 
रखे। फिर उस प्रोक्षणीके जलसे आसादित 
वस्तुओंको तीन बार साँचकर समिधाओकि 
बोझको खोलकर उसके बन्धनको सरकाकर 
सामने रखे। प्रणोतापात्रमें पुष्प छोड़कर उसमें 


भगवान विष्णुका ध्यान करके उसे अग्निसे उत्तर 
'दिशामें कुशके ऊपर स्थापित कर दे (और अगि 
तथा प्रणीताके मध्य भागं प्रोक्षणीपात्रको कुशापर 
रख दे) ॥ २१-२५॥ 
तदनन्तर आश्यस्थालीको घौसे भरकर अपने 
आगे रखे। फिर उसे आगपर चढ्कर सम्प्लवन 
एवं उत्पवनकी क्रियाद्वारा घौका संस्कार करे। 
(उसको विधि इस प्रकार है--) प्रादेशमात्र लंबे 
दो कुश हाथमे ले । उनके अग्रभाग खण्डित न हुए 
हों तथा उनके गर्भम दूसरा कुश अड्कुरित न 
हुआ हो। दोनों हाथोंको उत्तान रखे और उनके 
एवं कनिष्ठिका अङ्गुलिसे उन कुरोको 
पकड़े रहे। इस तरह उन कुशोह्रारा घीको थोडा- 
थोड़ा उठाकर ऊपरकी ओर तीन बार उछाले। 
अ्रश्वलित तृण आदि लेकर घीको देखे और उसमें 
कोई अप्य (खराब वस्तु) हो तो उसे निकाल 
दे। इसके बाद तूण अमे फेंककर उस घीको 
आणपरसे उतार ले और सामने रखे। फिर सुक्‌ 
और सुवाको लेकर उनके द्वारा होम-सम्बन्धी 
कार्य करे। पहले जलसे उनको थो ले। फिर 
अम्लिसे तपाकर सम्पार्जन कुशोद्वारा उनका मार्जन 
करे (उन कुशोकि अफ्रभागोद्वारा खुक्‌-खुबाके 
तरी भागका तथा मूल भागसे उनके बाहा 
भागका मार्जन करना चाहिये)। ता्‌ पुनः 
उन्हें जलसे धोकर आगसे तपावे और अपने 
दाहिने भागमें स्थापित कर दे। उसके बाद साधक 
अणवसे ही अथवा देवताके नामके आदिमे 
“प्रणव तथा अतम “नमः” पद लगाकर उसके 
उच्चारणपूर्वक होम करे ॥ २६-२९ $॥ 
हवनसे पहले अग्निके गर्भाधानसे लेकर 
सम्पूर्ण संस्कार अङ्ग-व्यवस्थाके अनुसार सम्पन्न 


याह सवयतरो ऋज नि «(इ समम) 


+अध्याय र४* 


डड 


करने चाहिये। मतान्तरके अनुसार नामान्तत्रत, 
'्रतबन्धान्तव्रत (यज्ञोपवीतान्त), समावर्तनान्त अथवा 
ज्ञाधिकारान्त संस्कार अङ्गानुसार करने चाहिये। 
साधक सर्वत्र प्रणवका उच्चारण करते हुए पूजनोपचार 
अर्पित करे और अपने वैभवके अनुसार प्रत्येक 
संस्कारके लिये अङ्ग-सम्बन्धी मन्दारा होम 
करे। पहला गर्भाधान-संस्कार है, दूसरा पुंसवन, 
सीमन्तोन्नयन, चौथा जातकर्म, पाँचौ 
नामकरण, छठा चूडाकरण, सातवाँ व्रतबन्ध 
(यज्ञोपवीत), आठवाँ बेदारम्भ, नवाँ समावर्तन 
तथा दसवाँ पत्नीसंयोग (विवाह) संस्कार है, जो 
'यज्ञके लिये अधिकार प्रदान करनेवाला है। 
क्रमशः एक-एक संस्कार-कर्मका चिन्तन और 
तदनुरूप पूजन करते हुए हृदय आदि अङ्ग- 
मनो प्रति कर्मके लिये आठ-आठ आहुतियौँ 
अर्पित करे*॥ ३०--३५॥ 
तदनन्तर साधक मूलमन्त्रद्ारा खुबासे पूर्णाहति 
दे। उस समय मन्त्रके अन्तमें "वौषट्‌' पद 
लगाकर प्लुतस्वरसे सुस्पष्ट मन्त्रोच्चारण करना 
चाहिये। इस तरह वैध्णव-अ्निका संस्कार करके 
उसपर विष्णु-देवताके निमित्त चर पकावे । वेदीपर 
भगवान्‌ विष्णुकी स्थापना एवं आराधना करके 
अन्तरोंका स्मरण करते हुए उनका पूजन करे। अङ्ग 
और आवरण-देवताओसहित इश्देव श्रीहरिको 
आसन आदि उपचार अर्पित करते हुए उत्तम 
रौतिसे उनकी पूजा करनी चाहिये। फिर गन्ध- 
युष्पोंद्वार अर्चना करके सुट नारायणदेवका 


ध्यान कर्नेके अनन्तर अग्निमें समिधाका आधान 
करे और अग्रीश्वर श्रोहरिके समीप ' आघार' 
संक दो घृताहुतियाँ दे। इनमेंसे एकको तो 
वायव्यकोणमें दे और दूसरीको नैऊत्यकोणमें। 
यही इनके लिये क्रम है। तत्पश्चात्‌“ आज्यभाग' 
नामक दो आहुतियाँ क्रमशः दक्षिण और उत्तर 
दिशामें दे और उनमें अग्निदेवके दायें-बायें 
नेत्रकी भावना करे। शेष सब आहुतियोंको 
झोके बोचमें मन्तरोच्चारणपूर्वक देना चाहिये। 
जिस क्रमसे देवताओंकी पूजा की गयी हो, उसी 
क्रमसे उनके लिये आहुति देनेका विधान है। 
चौसे इष्टदेवकी मूर्तिको तृप्त करे। इष्टदेव-सम्बन्धी 
हवन-संख्याकी अपेक्षा दशांशसे अङ्ग-देवताओकि 
लिये होम करे। घृत आदिसे, समिधाओंसे अधवा 
भृताळ तिलॉसे सदा यजनीय देवताओके लिये 
एक-एक सहरू या एक-एक शत आहुतियाँ देनी 
चाहिये। इस प्रकार होमान्त-पूजन समाप्त करके 
खानादिसे शुद्ध हुए शिष्योंकों गुरु बुलाकर अपने 
आगे बिठावे। वे सभी शिष्य उपवासव्रत किये 
हों। उनमें पाश-बद्ध पशुकी भावना करके उनका 
प्रोक्षण करे॥ ३६--४२॥ 

तदनन्तर उन सब शिष्योंको भावावर अपने 
आत्मासे संयुत करके अविद्या और कर्मके 
बन्‍्थनोंसे आबद्ध हो लिङ्गशरीरका अनुवर्तन 
करनेवाले चैतन्य (जीव)-का, जो लिङ्गशरीरके 
साथ बँधा हुआ है, ध्यानमार्गसे साक्षात्कार 
करके उसका सम्यक्‌ प्रोक्षण करके पश्चात्‌ 


- आ रक हितका म इस रार कास है-अ6स्यापन ही क्लीक हा बी देवक गे 
मोजका आधात है। शल होम- कर्मले कलर सिवके दा काली री किये गे औजाधान होला है। ठक्‌ देवीके परिधान-संवरण, 
'ज्ौचाचमन आदिका चिन करके हदय-सत् (नमः)-के ग्रा पूजन करे, यथा-' ३२ गध जम: ।' पूजनके पकात्‌ उस 
गरको रक्षके लिये भागा देवीके पाये "असक फट” बोलकर कुशाका कूज बध दे। फिर पूर्वो न्वरे अपया 

पसे अशिच पूजा कर र्धा -स्करके निनि हदयस (हा न )-छे हो आहुति े। तीय मासमे पुंसवमकी 
ना करके, वामदेव-मततसे पूजन करके शि (शिले कह) क आहुति देनेका विधान है। बह सासमें सौफ्लेजयतकी भावना 
और पूजा करके "खाव वफ्ट' इस मे आहुतिों देकी चाहिये। इसे ठा कामकरणादि सारक भौ पूजन-हवगादिके वारा 
सम्पादन कर लेख चाहिये। 


डड 


„ असनि = 


सउ कस सबक कक सबक 


दा 


वायुबीज (यं)-के द्वारा उसके शरीरका शोषण 
करे। इसके बाद अग्निबोज (रं)-के चिन्तनसे 
अग्न प्रकट करके यह भावना करे कि ' ब्रह्माण्ड" 
संज्ञक सारी सृष्टि दग्ध होकर भस्मकी पर्वठाकार 
'राशिके समान स्थित है। तत्पश्चात्‌ भावनाद्वारा ही 
जलबीज (वं)-के चिन्तनसे अपार जलरारि 
प्रकट करके उस भस्पराशिको बहा दे और 
संसार अब वाणीमात्रमें ही शेष रह गया है-ऐसा 
स्मरण करे। तदनन्तर वहाँ (लं) बौजस्वरूपा 
भगवानूकी पार्थिवौ शक्तिका न्यास करे। फिर 
ध्यानद्वारा देखे कि समस्त तम्मात्राऑसे आवृत 
शुभ पार्थिव-तत््व विराजमान है। उससे एक अण्ड 
प्रकट हुआ है, जो उसीके आधारपर स्थित है और 
'चही उसका उपादान भी है। उस अण्डके भीतर 
प्रणवस्वरूपा मूर्तिका चिन्तन करे॥ ४३--४७॥ 
तदनन्तर आपने आत्मामं स्थित पूर्वसंस्कृत 
लिङ्गशरीरका उस पुरुषमें संक्रमण करावे, अर्थात्‌ 
यह भावना करे कि वह पुरुष लिङ्गशरीरसे युक्त 
है। उसके उस शरीरमें सभी इन्द्रयाँकै आकार 
पृथक्‌-पृथक्‌ अभिव्यक्त हैं तथा वह पुरुष क्रमशः 
बढ़ता और पुष्ट होता जा रहा है। फिर ध्यानमें 
देखे कि वह अण्ड एक वर्षतक बढ़कर और पुष्ट 
होकर फूट गया है। उसके दो टुकड़े हो गये हं 
उसमें ऊपरवाला दकड़ा चुलोक है और जोचेवाला 
भूलोक। इन दोनोके बौचमें प्रजापति पुरुषका 
दुर्भाव हुआ है। इस प्रकार वहाँ उत्पन्न हुए 
प्रजापतिका ध्यान करके पुनः प्रणवसे उन 
शिशुरूप प्रजापतिका प्रोक्षण करे। फिर यथास्थान 
पूवोक्त न्यास करके उनके शरीरको मन्त्रमय बना 
दे। उनके ऊपर विष्णुहस्त रखे और उन्हें वैष्णव 
माने। इस तरह एक अथवा बहुत-से लोगोके 


जन्मका थ्यानदवारा प्रत्यक्ष करे (शिष्योंके भी 
चूत दिव्य जन्मकी भावना करे)। तदनन्तर 
मूलमनरे शिष्येकि दोनों हाथ पकड्कर मन्त्रोपदे्टा 
गुरु नेत्रमन्त्र (वौषट्‌)-के उच्चारणपूर्वक नूतन एवं 
छिट्ररहित वखसे उनके नेज्रोंको बाँध दे। फिर 
देवाधिदेव भगवान्‌की यथोचित पूजा सम्पन्न 
करके तत्वज्ञ आचार्य हाथमें पुष्पाञ्जलि धारण 
करनेवाले उन शिष्योंको अपने पास पूर्वाभिमुख 
बठवे॥४८-५३॥ 

इसप्रकार गु द्य नूतन जन्म पाकर चे 
शिष्य भी श्रोहरिको पुष्पाञ्लि अर्पित करके पुष्प 
आदि उपचारे उनका पूजन करें। तदनन्तर पुनः 
ासुदेवकी अर्चना करके ले गुरुके चरणोंका 
पूजन करें। दक्षिणारूपमें उन्हें अपना सर्वस्य 
अथवा आधी सम्पत्ति समर्पित कर दें। इसके बाद 
गुरू शिष्पोंको आवश्यक शिक्षा दें और चे 
(शिष्य) जाम-मन्ोद्ारा श्रीहरिका पूजन करें। 
फिर मण्डलमें विराजमान शङ्ख, चक्र, गदा धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्वक्सेनका यजन करें, जो 
द्ापालके रूपमे अपनी तर्जनी अङ्गुलिसे लोगोंको 
तर्जना देते हुए अनुचित क्रियासै रोक रहे हैं। 
इसके बाद श्रीहरिकी प्रतिमाका विसर्जन करे। 
भगवान्‌ विष्णुका सारा निर्माल्य विष्वक्सेनको 
अर्पित कर दे। 

तदनन्तर प्रणीताके जलसे अपना और 
अम्लिकुण्डका अभिषेक करके वहाँके अश्निदेवको 
अपने आत्मामें लीन कर ले। इसके पश्चात्‌ 
विष्वक्सेनका विसर्जन करे। ऐसा करनेसे भोगकी 
इच्छ रखनेवाला साधक सम्पूर्ण मनोवान्छित वस्तुको 
पा लेता है और मुमुक पुरुष श्रीहरिमें विलीन 
होता--सायुम्व मोक्ष प्राप्त करता है॥५४-५८॥ 


इस प्रकार आदि आन्नेय महम 'कुण्डनिर्याण और आम्लि- स्थापनसम्बन्धी कार्य आदिका वरण 
विषयक चाँबीसयाँ अध्याय पूरा हुआ# २४७ 
हन 


«अध्याय २५० 


५ 


पचीसवाँ अध्याय 
चासुदेव, संकर्षण आदिके मन्त्रोंका निर्देश तथा एक व्यूहसे लेकर द्वादश 
'व्यूहतकके व्यूहोंका एवं पञ्चविंश और षड्विंश व्यूहका वर्णन 


जारदजी कहते हैं-- ऋषियो! अब मैं वासुदेव 
आदिके आराधनीय मन्त्रोंका लक्षण बता रहा हूँ। 
वासुदेव, संकर्षण, प्रश्न और अनिरुद्ध-इन चार 
व्यूह-मूर्तियोंके नामके आदियें ॐ, फिर क्रमशः 
“अ आ अं अ:' ये चार बीज तथा “नमो भगवते" 
पद जोड्ने चाहिये और आनते "नमः" पदको 
जोड़ देना चाहिये। ऐसा करसे इनके पृथक्‌- 
पृथक्‌ चार मन्त्र बन जाते हँ।" इसके बाद 


तत्सद्‌ ब्रह्मणे ॐ नमः: 
यह ब्रहामन्त्र है। "ॐ विष्णवे नमः 
विष्णुमन्त्र है ।' ॐ क्षाँ ॐ नमो भगवते नरसिंहाय 
जम? ।'--यह नरसिंहमन्त्र है।'ॐ भूर्नमो भगवते 
चराहाय।'-- यह भगवान्‌ वराहका मन्त्र है। ये 
सभी मना हैं। उपर्युक्त नौ मत्क वासुदेव आदि 
नौ नायक हैं, जो उपासकोकि वालभ (इष्टदेवता) हैं। 
इनकी अङ्ग-कान्ति क्रमशः जवाकुसुमके सदृश 
अरुण, हल्दीके समान पीली, नीली, श्यामल, 
लोहित, मेष-सदूश, अग्नितुल्य तथा मधुके समान 
पिङ्गल है। तत्त्रवेत्ता पुरुषको स्वरके बीजदर 
क्रमशः पृथक्‌-पृथक्‌ “हदय' आदि अङ्गोकौ 
कल्पना करनी चाहिये। उन बीजॉके अन्तमें 
अन्जॉके नाम रहने चाहिये (यथा-- ॐ औं 
हृदयाय नमः । ॐ इं शिरसे स्वाहा । ३) ऊं शिखायै 
'षट्‌।' इत्यादि) ॥ १-५ ३॥ 

जिनके आदियें व्यञ्जन अक्षर होते हैं, उनके 
लक्षण अन्य प्रकारके हैं। दीर्घ स्वराँके संयोगसे 
उनके भिन्न-भिन्न रूप होते हैं। उनके अन्मे 


अङ्गोकि नाम होते हैं और उन अङ्ग-नामोके 
अन्तमें “नमः' आदि पद जुड़े होते हैं। (यथा-- 
“कलां इदयाय नमः। कली शिरसे स्वाहा।' 
इत्यादि!) हस्व स्वरसे युक्त बौजवाले अङ्ग 
'उपाङ्ग' कहलाते हैं। देवताके नाम-सम्बन्धी 
अक्षरको पृथक्‌-पृथक्‌ करके, उनमेंसे प्रत्येकके 
अन्तर्मे बिन्द्वात्मक बीजका योग करके उनसे 
अङ्गन्यास करना भी उत्तम माना गया है। अथवा 
नामके आदि अक्षरको दीर्घ स्वरों एवं हस्व 
स्वरसे युक्त करके अङ्ग-उपाङ्गकी कल्पना करे 
और उनके द्वारा क्रमशः न्यास करे। हृदय आदि 
अङ्गोंकी कल्पनाके लिये व्यज्जनोंका यही क्रम 
है। देवताके मन्त्रका जो अपना स्वर-थीज है, 
उसके अन्तमें उसका अपना नाम देकर अङ्ग- 
सम्बन्धी नमोद्रारा पृथक्‌-पृथक्‌ वाक्यरचना करके 
उससे युक्त हदयादि द्वादश अङ्गाँकी कल्पना करे। 
चौंचसे लेकर बारह अङ्गोतिकके न्यास-वाक्यकी 
कल्पना करके सिद्धिके अनुरूप उनका जप को। 
हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अख-ये छः 
अङ्ग हैं। मूलमन््रके जीजॉका इन अङ्गोमै न्यास 
करना चाहिये। बारह अङ्ग ये हैं-हदय, सिए, 
शिखा, हाथ, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उरु जानु, जङ्घा 
और पैर। इनमें क्रमशः न्यास का चाहिये। "क॑ 
दंश वैनतेयाय नमः ।--यह गस्डसम्बन्धी बीजमन् 
है।'खं ठं फं घ॑ गदायै नमः /--यह गदा-मत््र है 
“मं डेच सं पुछ नमः ।'--यह पुष्टिदेवी-सम्बन्धी 
मनर है। चैट भ॑ है रयै नमः ।'--यह श्रीमनत्र है। 
“चं णं मं कषं--यह पाञ्चजन्य (शङ्क) -का मत्र है। 


ग ड अजो जल बाहेक का. । ज ने पोस नमः।नमो भो प्रय नमः । ॐ अ: नमर 


भग अवस्य नमः 


म 


= अग्निषु» 


रड 


'छ॑ तं प कौस्तुभाय नमः। '--यह कौस्तुभ-मनत्र 
है।'ज॑ ख वं सुदर्शनाय नम:। '--यह सुदरनचछा 
मन्त्र है। 'सं खं दं लं श्रीवत्साय नम:। '-यह 
शवत्स-मनतर है ॥ ६-१४॥ 

ॐ य॑ यनमालायै नमः ।'--यह वनमालाका 
और ' ॐ पं० पद्यनाभाय नमः ।'--यह पद्य या 
पद्मनाभका मन्त्र है। बीजरहित पदवाले मन्त्रांका 
अङ्गन्यास उनके पदोंदवार हौ करना चाहिये। 
जामसंयुक्त जात्यन्त” पदोर हदय आदि पाँच 
अङ्गोमें पृथक्‌-पृथक्‌ न्यास करे। पहले प्रणवका 
उच्चारण, फिर हदय आदि पूर्वोक्त पँचों अङ्गोके 
नाम; क्रम यह है। (उदाहरणके लिये यों समझना 
चाहिये--' ॐ हृदयाय नम: ।' इत्यादि।) पहले 
प्रणव तथा हृदय-मन्त्रका उच्चारण करे। ( अर्थात्‌ 
ॐ हृदयाय नमः' कहकर हदयका स्पर्श करे।) 
फिर "पराय शिरसे स्वाहा' बोलकर मस्तकका 
स्पर्श करे। तत्पश्चात्‌ इष्टदेवका नाम लेकर शिखाको 
'छूपे। अर्थात्‌ वासुदेवाय शिखायै बषद्‌।'-- 
बोलकर शिखाका स्पर्श करे। इसके बाद ' आत्मने 
कवचाय हुम्‌।'--बोलकर कवच-न्यास करे। 
घुनः देवताका नाम लेकर, अर्थात्‌ "वासुदेवाय 
अस्त्राय फट्‌।'-- बोलकर अख-न्यासकी क्रिया 
पूरी करे। आदिमें 'अध्कारादि' जो नामात्मक 
पद है, उसके अन्तमें “नमः' पद जोड़ दे और 
उस नामात्मक पदको चतुर्थ्यन्त करके बोले। एक 
व्यूहसे लेकर षड्विंश व्यूहतकके लिये यह 
समान मन्त्र है। कनिष्ठासे लेकर सभी जुल लियॉमें 
हाथके अग्रभागमें प्रकृतिका अपने हो 
पूजन करे। 'पराय' पदसे एकमात्र परम पुरुष 
'परमात्माका बोध होता है। वही एकसे दो हो 
जाता है, अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष-दो व्यूहोमे 
अभिव्यक्त होता है।' ॐ परायास्थात्मने नमः 


यह व्यापक-मनत्र है। वसु, अर्क (सर्य) और 
अग्नि--ये त्रिव्यूहात्मक मूर्तियाँ हैं--इन तौनोंमें 
आल्लिका न्यास करके हाथ और सम्पूर्ण शरीर 
व्यापक-न्यास करे ॥ १५--२०॥ 

वायु और अर्कका क्रमशः दायें और बये 
दोनों हाथोंकी अँगुलियोंमे न्यास करे तथा ह॒दयमें 
मिम्‌ अका चिन्तन करे। त्िव्यह- चिन्तनका 
यही क्रम है। चतुव्पूहमे चारों चेदोंका न्यास होता 
है। ऋष्वेदका सम्पूर्ण देह तथा हाथमे व्यापक 
न्यास करना चाहिये। अङ्गुलयो यजु्वेदका, 
हेलि अथर्ववेदका तथा हृदय और चरशोमे 
शीर्षस्थानीय सामवेदका न्यास करे। पहच्यूहमे 
हले आकाशका पूर्ववत्‌ शरीर और हाथमे 
व्यापक -न्यास करे। फिर अगुलियोंमें भी आकाशका 
ज्यास करके वायु, ज्योति, जल और पृथ्वीका 
क्रमशः मस्तक, हृदय, गु और चरण--इन 
अङ्गे न्यास करे। आकाश, वायु, अग्नि, जल 
और पृथ्वी इन पच तत्वको 'पहव्यूह' कहा 
जया है। मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना और 
इख्ियोको पड॒व्यूहकी संज्ञा दी 
गयी है। मनका वयापक नयास करके शेष पाँचका 
अब्लुष्ठ आदिके कमसे पाँचौं अँगुलियोंमें तथा 
सिर, मुख, हृदय, गुहा और चरण-इत पाँच 
अङ्गोँमेँ भी न्यास करे। यह “करणात्मक व्यूहका 
ज्यास” कहा गया है। आदिमूर्ति जीव सर्वत्र 
व्यापक है। भूलॉक, भुवलॉक, स्वलॉक, महलॉक, 
जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक-ये सात 
लोक 'ससव्यूह' कहे गये हैं। इनमे प्रथम 
भूलॉकका हाथ एवं सम्पूर्ण शरीरें नयास करे। 
भुवरलोंक आदि पाँच लोकोंका अङ्गुष्ठ आदिके 
मसे पाचों अङ्गुलयो तथा सातवें सत्यलोकका 
हयेलीमें न्यास करे। इस प्रकार यह लोकात्मक 


ए द प रो सा कळो न कदको इस, जनो सट तया अखको "खु जि है। 


«अध्याय २५० 


ve 


मसाम 


ममर 


स व्यूह है, जिसका पूर्वो्त क्रमसे शरीरमें नयास 
किया जाता है। अब यञ्ञात्मक सहव्यूहका 
परिचय दिया जाता है। सहयजस्वरूप यज्पुरुष 
'परमात्मदेव श्रीहरि सम्पूर्ण शरीर एवं सिर, 
सलाद, मुख, हृदय, गुहा और चरणमें स्थित हैं, 
अर्थात्‌ उन अङ्गम उनका न्यास करना चाहिये। 
चे यज्ञ इस प्रकार हैं--अग्नि्टोम, उक्थ्य, पोडशो, 
'चाजपेय, अतिरात्र और आहोर्याम-ये छ; यज्ञ 
तथा सातवें यज्ञात्मा-इन सात रूपॉको 'यज्ञमय 
ससब्यूह' कहा गया है॥ २९-२८ $॥ 

बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
और गन्ध-ये आठ तत्व अष्ठव्यूहरूप हं इनमे 
जुद्धित्वका हाथ और शरीरम व्यापक-न्यास 
करे। फिर उपर्युक्त आठौं तत्वॉका क्रमशः 
चरणोके तलवों, मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, 
जाभि, गुझा देश और पैर-इन आठ गगम 
न्यास करना चाहिये। इन सबको 'अषठव्यूहात्पक 
पुरुष” कहा गया है। जीव, बुद्धि, अहंकार, मन, 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-गुण--इनका 
समुदाय 'नवव्यूह' है। इनमेंसे जीवका दोनों 
हाथोके अँगूठोंमें न्यास करे और शेष आठ 
तत्योका क्रमशः दाहिने हाथकी तर्जनीसे लेकर 
जायें हाथकी तर्जनीतक आठ अंगुलियोंमे न्यास 
करे। सम्पूर्ण देह, सिर, ललाट, मुख, हृदय, 
जाभि, गहा, जानु और पाद-इत नौ स्थानों 
उपर्युक्त नौ तत्वका न्यास करके इद्र पूर्ववत्‌ | 
व्यापक-न्यास किया जाय तो यही “दशव्यूहात्मक 
न्यास” हो जाता है॥ २९-३३॥ 

दोनों अङ, तलम, तजनी आदि आठ 
अँगुलियोमे तथा सिए, ललाट, मुख, हदय, नाभि, 
गुह्य (उपस्थ और गुदा), जानुद्यय और पादद्वव-- 
इन ग्यारह अङ्गम ग्यारह इन्द्रियात्क तत्वॉका 
जो न्यास किया जाता है, उसे “एकादशव्यूह- 


न्यास' कहा गया है। वे ग्यारह तत्व इस प्रकार 
हैं-मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, 
वाक्‌, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ। मनका 
व्यापक-न्यास करे। अङ्नु्वयमें श्रवणेन्द्रियका 
न्यास करके शेष त्वचा आदि आठ तत्वॉका 
तर्जनी आदि आठ अँगुलियोंमें न्यास करना 
चाहिये। शेष जो ग्यारहवाँ तत्त्व (उपस्थ) है, 
उसका तलद्वये न्यास करे। मस्तक, ललाट, 
मुख, हृदय, नाभि, चरण, गुहा, करुद्वय, जङ्घा, 
गुल्फ और पैर-इन ग्यारह अङ्गम भी पूर्वोक्त 
ग्यारह तत्वॉका क्रमशः न्यास करे। विष्णु, 
मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, हपीकेश, 
पद्नाभ, दामोदर, केशव, नारायण, माधव और 
गोविन्द--यह 'द्वादशात्पक व्यूह' है। इनमेंसे 
विष्णुका तो व्यापक-न्यास करे और शेष 
भगकामोँका अङ्गुष्ठ आदि दस अंगुलियों एवं 
करतलमें न्यास करके, फिर पादतल, दक्षिण 
चाद, दक्षिण जानु, दक्षिण कटि, सिर, शिखा, 
क्ष, चाम कटि, मुख, वाम जानु और वाम 
पादादिमे भी न्यास करना चाहिये॥ ३४--३९॥ 

यह ढ्वादशब्यूह हुआ। अब पञविंश एवं 
चढविंश व्यूहका परिचय दिया जाता है। पुरुष, 
बुद्धि, अहंकार, मन, चित्त, शब्द, स्पर्श, रस, 
रूप, गन्ध, शोष, त्वचा, नेत्र, जिया, नासिका, 
वाक्‌, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, भूमि, जल, तेज, 
वायु और आकाश -ये पचीस तत्व हैं। इनमेंसे 
पुरुषका सर्वाङ्गमें व्यापक-न्यास करके, दसका 
अङ्गुष्ठ आदियें न्यास करे। शेषका करतल, सिर, 
ललाट, मुख, इदय, नाभि, गह, ऊरु, जानु, पैर, 
उपस्थ, हृदय और मूर्षामें क्रमशः न्यास करे। 
इही सर्वप्रथम परमपुरुष परमात्माको सम्मिलित 
करके उनका पूर्ववत्‌ व्यापक-न्यास कर दिया 
जाय तो षढ्विंश व्यूहका न्यास सम्पन्न हो जाता 


डट 


„असु 


है। विद्‌ पको चाहिये कि अष्टदल-कमलचक्में 
प्रकृतिका चिन्तन करके उसका पूजन करे। उस 
कमलले पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दलॉमें 
हृदय आदि चार अङ्गोंका न्यास करे। अग्निकोण 
आदिके दलॉमें अस्त्र एवं वैनतेय (गरुड) 
आदिको पूर्ववत्‌ स्थापित करे। इसी तरह पूर्वादि 
दिशाओंमें इनद्रादि दिकुपालोंका चिन्तन करे। इन 
सबके ध्यान-पूजनकी विधि एक-सी है। (सूर्य, 
सोम और अभिरूप) क्िव्यूहमें अग्निका स्थान 
मध्यम है। पादि दिशाओकि दलोमें जिनका 
आवास है, उन देवताओकि साथ कमलकी कर्णिकामें 
नाभस (आकाशको भाँति व्यापक आत्मा) तथा 


मानस (अन्तरात्मा) विराजमान हैं॥ ४०--४८॥ 

साधकको चाहिये कि वह सम्पूर्ण मनोरथोंकी 
सिद्धे लिये तथा राज्यपर विजय पानके लिये 
विश्वरूप (परमात्मा)-का यजन करे। सम्पूर्ण 
व्यूहं, हदय आदि पाँचों अङगों, गरुड आदि तथा 
इन्द्र आदि दिकृपालोंके साथ ही उन श्रीहरिकी 
पूजाका विधान है। ऐसा करनेवाला उपासक 
सम्पूर्ण कामनाओको प्राप्त कर सकता है। अन्तमं 
विष्वक्सेनकी नाम-मन्त्रसे पूजा करे। नामके साथ 
"रौं" बौज लगा ले, अर्थात्‌ “रौं विष्वक्सेनाय 
जमः॥' बोलकर उनके लिये पूजनोपचार अर्पित 
करे॥ ४९-५०॥ 


इल रकार आदि आल महये बहुदा सोके लक्षण (तच न्‍्यस]-का तमक 
चसक अध्या पूछ हुआ# २५७ 


er 


छब्बीसवाँ 


अध्याय 


मुद्राओंके लक्षण 


जारदजी कहते हैं-- मुनिगण! अब मैं मुद्राओंका 
लक्षण बताऊँगा। सांनिध्य' (संनिधापनी) आदिर 
मुके प्रकार-भेद हैं। पहली मुद्रा अञजलि' है, 
दूसरी वन्दनी' है और तीसरी हदयानुगा है। बायें 


हाथकी मुट्ठीसे दाहिने हाथके अंगूठेको बाँध ले 


और बये अङ्गुहको ऊपर उठाये रखे। सारांश यह 
है कि बये और दाहिने-दोनों हाथकि अंगठे 
परकी ओर ही उठे रहें। यही 'हदयानुगा' मुद्रा 
है। (इसीको कोई 'संरोधिनी"' और कोई "निषु" 
कहते है)। व्यूहर्ननमं ये तीन पुद्रएँ साधारण हैं। 


(देत हषे आको अप के पढ़ बधक उस मदक स ससे जि मु होते है। 
३. 'आदि' पदे ' आवाहनी आद माको प्रशण डर काहिये। उनके लक्षण राते जनने चाहिये। 


3 गहं अलो प्र मु कहा पथ जक "को भ उने लक गह जहा 
(गै तकि पना अको ही "जहर क ह च पी गहै अहा सवा 
४ जड का कला ही बदी कु क तिले पकने कासन इस रिच 
“ना छु काम सनू नस्ट ्रोन्ध॥' 

अ कमल पुकुलके रात आहत अर, अब दाहिने औल के अगठेको दक दिया आय हौ "बाद सदा होली । 
इला प्रयोग सा लिय होप च (ला क सत्य पल १) 

«गरस सुहका जो सब दिख गक है, कही ऊन स कका शक है मरि 
मुट्दा'का लक्षण देकर कहा है--' अन सैव संरोधिनी मता।' अर्थात्‌ संनिधापिनोको ही यदि उसकी मुट्टियँके भीतर 
अतु प्रवेश तो के है। परस क फ द डा भए फल है और ज जू खुला 
_रहता है, परतु संशोधने दोनों हौ अगे मडके भौतर रले हँ, यहो अन्तर है। 

६ | ने शब्दले यही क कही है उरते सधको तिरको रुका दी. 

हे कोः प स्‌ स गष नुर 


«अध्याय २७० 


अब आगे ये असाधारण (विशेष) मुद्राएँ बतायी 
जाती हैं। दोनों हाथोंमें अँगूठेसे कनिष्ठातकको 
तीन अँगुलियोंको नवाकर कनिष्ठा आदिको 
क्रमशः मुक्त करनेसे आठ मुद्राएँ बनती हैं। 
"'अकचटतप य श'--ये जो आठ वर्ग हैं, 
उनके जो पूर्व बीज (अं कं चं टें इत्यादि) हैं, 
उनको ही सूचित केवाली उक्त आठ मुदा 
हैं-ऐसा निश्चय करे। फिर पाँचों अँगुलियोंको 
ऊपर करके हाथको सम्मुख करने जो नवीं 
मुद्रा बनती है, वह नवम बीज (क्षं)-के 
इस प्रकार आहि आग्नेय महापुराणमें 'मुद्वालक्षण-8 


लिये है॥ ३-४ ३॥ 

दाहिने हाथके ऊपर बायें हाथको उतान 
रखकर उसे धीरे-धीरे नीचेको झुकाये। यह 
बराहकी मुद्रा मानी गयी है। ये क्रमशः अङ्गोंकी 
मुद्राएँ हैं। बायाँ मुट्ठीमें बंधो हुई एक-एक 
अँगुलीको क्रमशः मुक्त करे और पहलेकी मुक्त 
हुई अँगुलीको फिर सिकोड्‌ ले। बय हाथमें ऐसा 
करके बाद दाहिने हाथमें भी यही क्रिया करे। 
बाय मुट्ठीके अँगूठेको ऊपर उठाये रखे। ऐसा 
कलसे मुद्राएँ सिद्ध होती हैं॥५--७॥ 
कर्न ' नामक हब्बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २६॥ 


pb 
सत्ताईसवाँ अध्याय 
शिष्योंको दीक्षा देनेकी विधिका वर्णन 


जारदजी कहते हैं महर्षिगण! अब मैं सब 
कुछ देनेवाली दीक्षाका वर्णन कहँगा। कमलाकार 
मण्डले श्रोहरिका पूजन करे। दशमी तिथिको 
समस्त यज्ञ-सम्बन्धी इव्यका संग्रह एवं संस्कार 
(शुद्धि) करके रख ले। नरसिंह-बीज-मन्तर (क्षौ)- 
से सौ बार उसे अभिमन्त्रित करके, उस मन्त्रके 
अन्तमें 'फद्‌' लगाकर बोले तथा राक्षसॉंका 
विनाश करनेके उद्देश्यसे सब ओर सरसों छोटे। 
फिर वहाँ सर्वस्वरूपा प्रासादरूपिणी शक्तिका 
न्यास करे। सर्वीषधियोंका संग्रह करके बिखेरनेके 
-उपयोगमें आनेवाली सरसों आदि वस्तुओंको शुभ 
पात्रमें रखकर साधक वासुदेव-मनत्रसे उनका सौ 
बार अभिमन्त्रण करे। तदनन्तर वासुदेवसे लेकर 
जारायणपर्यन्त पूर्वोक्त पाँच मूर्तियों (वासुदेव, 
संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण)-के 
'मूल-मन्तरोदवारा पञ्चगव्य तैयार करे और कुशाग्रसे 
पञ्चगव्य छिड्ककर उस भूमिका प्रोक्षण करे। 


फिर वासुदेव -मन्त्रसे उत्तन हाथके द्वारा समस्त 
विकिर वस्तुओँको सब और बिखेरे। उस समय 
पूर्वाभिमुख खडा हो, मन-ही-मन भगवान्‌ विष्णुका 
चिन्तन करते हुए तीन बार उन विकिर वस्तुओँको 
सब ओर छटि। तत्पश्चात्‌ वर्धनीसहित कलशपर 
स्थापित भगवान्‌ विष्णुका अङ्गसहित पूजन करे। 
अख-मन्त्रसे वर्धनीको सौ जार अभिमन्त्रित 
करके अविच्छिन्न जलधारासे साँचते हुए उसे 
ईशानकोणकी ओर ले जाय। कलशको पीछे ले 
जाकर विकिरपर स्थापित करे। विकिर-द्रव्योंको 
कुशद्वारा एकत्र करके कुम्भेश और कर्करीका 
[यजन करे॥ १-८॥ 

पञ्चरलयुक्त सवख वेदीपर श्रीहरिकी पूजा 
करे। अग्निम भी उनकी अर्चना करके पूर्ववत्‌ 
नोद्धागा उनका संतर्षण को । तत्पश्चात पुण्डरीक *- 
मनसे उखा (पात्रविशेष)-का प्रक्षालन करके 
उसके भीतर सुगन्धयुक्त घी पोत दे। इसके बाद 


उ जकन 


“उ अपिः पवित्रो सां गलति वा. 


4362 अग्नि पुराण ३ 


१ ३. सुटा स बाहा शिः ४ 


५० 


साधक उसमें गायका दूध भरकर वासुदेव-मन्त्रसे 
उसका अवेक्षण करे और संकर्षण-मनत्रसे सुसंस्कृत 
किये गये दूधमें घृताक्त चावल छोड़ दे। इसके 
बाद प्रधुप्न-मन्त्रसे करछुलड्वार उस दूध और 
चावलका आलोडन करके धीरे-धीरे उसे उलाटे- 
पलाटे। जब खीर या चरू पक जाय, तब आचार्य 
अनिरुद्ध-मत््र पढ़कर उसे आगे नौचे उतार दे। 
तदनन्तर उसपर जल छिड़के और घृतालेपन 
करके हाथमे भस्म लेकर उसके द्वारा नारायण- 
अन्तरे ललाट एवं पर्थ भागोमि ऊर्ध्व-पुण्डू करे। 
इस प्रकार सुन्दर संस्कारयुक्त चरुके चार भाग 
करके एक भाग इष्देवको अर्पित करे, दूसरा 
भाग कलशको चढ़ावे, तौसरे भागसे अगि तीन 
बार आहुति दे और चौथे भागको गुरु शिष्योकि 
साथ बैठकर खाय; इससे आत्मशुद्धि होती है। 
(दूसरे दिन एकादशीको) प्रातःकाल ऐसे वृक्षसे 
दाँतन ले, जो दूधवाला हो। उस दौतनको 
जारायण-मन्त्रसे सात बार अभिमन्त्रित कर ले।| 
उसका दन्तशुद्धिके लिये उपयोग करके फिर उसे 
त्याग दे। अपने पातकका स्मरण करके पूर्व, 
अश्निकोण, उत्तर आथवा ईंशानकोणकी ओर मुँह 
'करके अच्छी तरह खान करे। फिर 'शुभ' एवं 
“सिद्ध' की भावना करके, अर्थात्‌ "मै निष्पाप एवं 
शुद्ध होकर शुभ मिद्धिकी ओर अग्रसर हुआ 
हूँ'-ऐसा अनुभव करके आचमन-प्राणायामके 
पक्षात्‌ मन्तरोपदेषटा गुरु भगवान्‌ विष्णुसे प्रार्थना 
करके उनकी परिक्रमाके पश्चात्‌ पूजागृहमें प्रवेश 
करे॥ ९-१७॥ 

र्थन इस प्रकार करे देव! संसार-सागरमें 
मग्न पशुओंको पाशसे छुटकारा दिलानेके लिये 
आप ही शरणदाता हैं। आप सदा अपने भर्छोपर 
वात्सल्यभाव रखते हैं। देवदेव! आज्ञा दीजिये, 
आकृत पाश-बन्धनोंसे बधे हुए इन पशुओंको 


आज आपकी कृपासे मैं मुक्त कहैँगा।' देवेश्वर 
हरिस इस प्रकार प्रार्थना करके पूजागृहमे प्रविष्ट 
हो, गुरु पूर्ववत्‌ अग्नि आदिको धारणाओं 
'शिष्यभूत समस्त पशुओंका शोधन करके संस्कार 
करनेके पश्चात, उनका वासुदेवादि मूर्तियोसे 
संयोग करे। शिष्योकि नेत्र बॉँधकर उन्हे तोकी 
ओर देखनेका आदेश दे। शिष्य उन मूर्तियोंकी 
ओर पुप्ाञ्जलि फेंकें, तदनुसार गुरु उनका नाम- 
निर्देश करें। पूर्ववत्‌ शिष्योंसे क्रमश: मूर्तियोका 
मन्वरहित पूजन करावे। जिस शिष्यके हाथका 
फूल जिस सूर्तिपर गिरे, गुरु उस शिष्यका वही 
जाम रखे। कुमारी कन्याके हाथसे काता हुआ 
खाल रंगका सूत लेकर उसे छः गुना करके बट 
दे। उस छः गुने सूतकी लंबाई परके अँगूठेसे 
लेकर शिखातककी होनी चाहिये। फिर उसे भी 
मोड्कर तिगुना कर ले। उक्त त्रिगुणित सूतमें 
प्रक्रिया-भेदसे स्थित उस प्रकृति देवीका चिन्तन 
करे, जिसमें सम्पूर्ण विश्वका लय होता है और 
जिससे ही समस्त जगत्‌का प्रादुर्भाव हुआ करता 
है। उस सूतरमे प्राकृतिक पाशोंको तत्वकी संख्याके 
अनुसार ग्रथित करे, अर्थात्‌ २४ गाठे लगाकर 
उनको प्राकृतिक पारक प्रतीक समझे। फिर ठस 
अन्धियुक्त सूतको प्यालेमें रखकर कुण्डके पास 
स्थापित कर दे। तदनन्तर सभी तत्वोंका चिन्तन 
करके गुरू उनका शिष्यके शरीरमे न्यास करे। 
तोका वह न्यास सूष्टि-क्रमके अनुसार प्रकृतिसे 
लेकर पृथिबीपर्यन्त होना चाहिये ॥ १८--२६॥ 
तीन, पाँच, दस अथवा बारह जितने भी 
सूत्र-भेद सम्भव हों, उन सब सूत्र-भेदोकि द्वारा 
जे हुए उस सूत्रको ग्रथित करके देना चाहिये। 
तत्वचिन्तक पुरुषोंके लिये यही उचित है। 
इदयसे लेकर अखपर्वन्त पाँच अङ्ग-सम्बन्धी 
मन्त्र पढ़कर सम्पूर्ण भूतोको प्रकृतिक्रमसे (अर्थात्‌ 


कार्य-तत्वका कारण-तत्त्वमें लयके क्रमसे) 
तन्मात्रास्वरूपरमें लौन करके उस मायामय सूत्र 
और पशु (जीव-)-के शरीरमे भी प्रकृति, लिङ्गरर, 
कर्ता, बुद्धि तथा मनका उपसंहार करे। तदनन्तर 
पशत्मात्र, बुद्धि, कर्म और पञ्चमहाभूत-इन 
बारह रूपॉमें अभिव्यक्त द्वादशात्पाका सूत्र और 
'शिष्यके शरीरम चिन्तन करे । तत्पश्चात्‌ इच्छानुसार 
सृष्टिकी सम्पात-विधिसे हवन करके, सृष्टि- 
क्रमसे एक-एकके लिये सौ-सौ आहुतियाँ देकर 
पूर्णाहुति करे। प्यालेमें रखे हुए प्रथित सूत्रको 
परमे ढककर उसे कुम्भेशको अर्पित करे। फिर 
यथोचित रीतिसे अधिवासन करके भक्त शिष्यको 
दीक्षा दे। करनी, कैची, भूल या बालू, खड़िया 
मिट्टी और अन्य उपयोगी वस्तुओँका भी संग्रह 
करके उन सबको उसके वामभागे स्थापित कर 
दे। फिर मूल-मन्त्से उनका स्पर्श करके अधिवासित 
करे। तत्पक्षात्‌ श्रीहरिके स्मरणपूर्वक कुशोपर 
भूते लिये बलि दे और कहे --' नमो भूतेध्यः ।' 
इसके बाद चैँदोयाँ, कलशो और लड्डुओँसे 
'मण्डपको सुसज्जित करके मण्डलके भीतर भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करे। फिर अग्निको घीसे तूल करके, 
शिष्योंको पास चुलाकर बद्धप्यासनसे बिठावे और 
दीक्षा दे। बारी-बारीसे उन सबका प्रोक्षण करके 
विष्णुहस्तसे उनके मस्तकका स्पर्श करे। प्रकृतिसे 
बिकृतिपर्यन्त, अधिभूत और अधिदैवतसहित 
सम्पूर्ण सृष्टिको आध्यात्पिक करके अर्थात्‌ सबको 
अपने आत्मामें स्थित मानकर, दे ही क्रमशः 
उसका संहार करे॥ २७-३६ ई ॥ 

इससे तन्मात्रस्वरूप हुई सारी सृष्टि जीवके 
समान हो जाती है। इसके बाद कुम्भेश्वर प्रार्थना 
करके गुरु पूर्वोक्त सूत्रका संस्कार करलेके अनन्त, 
अलिके समीप आ उसको अपने पास ही रख 


ले। फिर मूल मने षटके लिये सौ आहुतियाँ 
दे। इसके बाद डदासीनधावसे स्थित सृष्टौशको 
पूर्णाहुति अर्पित करके गुरु श्वेत रज (बालू) 
हाथमें लेकर उसे मूल-मनत्रसे सौ बार अभिमन्त्रित 
करे। फिर उससे शिष्यके हृदयपर ताडन करे। 
उस समय वियोगवाची क्रियापदे युक्त बीज- 
मनएव क्रमशः पादादि इदस घटित वाक्यकी 
योजना करके अन्तमें "हुं फट्‌' का उच्चारण 
करे*। इस प्रकार पृथिवी आदि तत्तवॉका वियोग 
कराकर आचार्य भावना उन्हें हें होम दे। 
इस तरह कार्य-तत्वॉका कारण-तत्वॉमें होम 
अथवा लय करते हुए क्रमशः अखिल तत्तवोके 
आश्रयभूत श्रीहरिमें सबका लय कर दे। विद्वान्‌ 
पुरुष इसी क्रमसे सब तत्वको श्रीहरितक पहुँचाकर, 
उन सम्पूर्ण तत्वोकि अधिहानका स्मरण करे। उक्त 
रौतिसे ताडनदवारा भूतों और इन्द्रयोसे वियोग 
कराकर शुद्ध हुए शिष्यको अपनावे और प्रकृतिसे 
उसकी समताका सम्पादन करके पूर्वोक्त अगम 
उसके उस प्राकृतभावका भी हवन कर दे। फिर 
गर्भाधान, जातकर्म, भोग और लयका अनुहान 
करके उस-उस कर्मके निमित्त वहाँ आठ-आठ 
जार शुद्धरर्थ होम करे। तदनन्तर आचार्य पूर्णाहतिदवारा 
शुद्ध तत्वका उद्धार करके अव्याकृत प्रकृतिपर्यन्त 
सम्पूर्ण जगतका क्रमानुसार परम तत्वमें लय कर 
दे। उस परम तत्वको भी ज्ञानयोगसे परमात्मामे 
विलीन करके बन्धनमुक्त हुए जीवको अविनाशी 
परमात्मपदमें प्रतिष्ठित करे। तत्पकषत विद्वान्‌ पुरुष 
यह अनुभव करे कि “शिष्य शुद्ध, बुद्ध, परमानन्द- 
संदोहमें निमग्र एवं कृतकृत्य हो चुका है।' ऐसा 
चिन्तन करनेके पश्चात्‌ गुरु पूर्णाहति दे। इस 
आकार दीक्षा-कर्मकी समाति होती है॥ ३७--४७॥ 

अब मैं उन प्रयोग-सम्बन्धी मन्त्रा वर्णन 


चा ऊ त (त) कमर वि है रद ॐ य (नः) भनि वि हु फट इत्यादि 


करता हूँ, जिसे दीक्षा, होम और लय सम्पादित 
होते हैं। ३» यं भूतानि वियुझव हुँ फट्‌।' 
(अर्थात्‌ भूतको मुझसे अलग करो!)--इस 
भन्त्रसे ताडन करनेका विधान है। इसके द्वार 
भूतोसे वियोजन (बिलगाव) होता है। यहाँ 
वियोजनके दो मन्त्र हैं। एक तो वही है, जिसका 
पर वर्णन हुआ है और दूसरा इस प्रकार है-- 
ॐ यं भृतान्यापातयेऽहम्‌।' (मैं भूतोंको अपनेसे 
दू गिराता हँ) । इस मन्त्रसे ' आपाठन' (वियोजन) 
करके पुनः दिव्य प्रकृतिसे यो संयोजन किया 
जाता है। उसके लिये मन्त्र सुनो--' ॐ यं भूतानि 
चुइक्षक।' अब होम-मन्त्रका वर्णन करता हूँ। 
उसके बाद पूर्णाहुतिका मन्त्र बताकँगा। ' ॐ 
भूतानि संहर स्वाहा ।'--यह होम-मन्् है और 
ॐ अं ॐ नमो भगवते सुदेवाय अं चीषट्‌। -- 
यह पूर्णाहुति-मनत्र है। पूर्णाहुतिके पश्चात्‌ तमे 
'शिष्यको संयुक्त करे। विद्वान्‌ पुरुष इसी तरह समस्त 
तत्योँका क्रमशः शोधन करे। तत्वोके अपने-अपने 
जके अन्ते 'नमः' पद जोड़कर ताडनादिपूर्वक | 
तत्व-शुद्धिका सम्पादन करे॥ ४८-५३ ॥ 

“ॐ रां (जमः) कर्मोश्रियाणि।', 'अ दें 
(जमः) बुद्धीकियाणि।-इन पदोके अन्ते 
“वियु हुँ फट्‌।' की संयोजना करे। पूरवोक्त 
“यं' बौजके समान ही इन उपर्युक्त बीजोसे भी 
ताडन आदिका प्रयोग होता है। ' ॐ सुँ गन्धत्मातरे 
(बिम्ब युदय हुं फट्‌।', ' ॐ सं पाहि हां ॐ स्वं 
स॑ युझ्छव प्रकृत्या अं ज॑ हुं गव्धतत्यात्रे 
संहर स्वाहा ।--ये क्रमशः संयोजन और होमके 
मन्त्र हैं। तदनन्तर पूर्णाहुतिका विधान है। इसी 
रकार उत्तरवर्ती कमें भी प्रयोग किया जाता है 
“ॐ रा रसतन्मातरे। ॐ तें रूपतत्यात्रे। ॐ च॑ 
स्पर्शतन्मात्रे। ॐ यं शब्दतन्मात्रे । ॐ मं नम: । ॐ 
सों अहंकारे। ॐ न॑ बुद्धौ। ॐ ॐ प्रकृती।' यह 


दीक्षायोग एकब्यूहात्मक मूर्तिके लिये संक्षेपसे 
ताया गया है। नवब्यूहादिक मूर्तियोके विषयमे 
भी ऐसा ही प्रयोग है। मनुष्य प्रकृतिको दध 
करके उसे निर्वाणस्वरूप परमात्मामे लीन कर दे। 
फिर भूतोंकी शुद्धि करके कर्मेन्द्रयोंका शोधन 
करे॥५४--५९॥ 

तत्पक्ात्‌ जनेन्द्रियोका, तत्मात्राआँका, मन, 
बुद्धि एवं आहंकारका तथा लिज्रात्माका शोधन 
करके सबके अन्तमं पुन; प्रकृतिकी शुद्धि करे। 
“शुद्ध हुआ प्राकृत पुरुष ईरय धाममे प्रतिष्ठित 
है। उसने सम्पूर्ण भोगोंका अनुभव कर लिया है 
और अब चह मुक्तिपदमेँ स्थित है।इस प्रकार 
ध्यान करे और पूर्णाहुति दे। यह अधिकार-प्रदान 
केवाली दीक्षा है। पूर्वोक्त मनत्रके अङ्गोवार 
आराधना करके, तत्यसमूहको समभाव 
(प्रकृत्यवस्था)-में पहुँचाकर, क्रमशः इसी रीतिसे 
जोधन करके, अन्तमें साधक अपनेको सम्पूर्ण 
सिदियोंसे युरू परमात्मरूपसे स्थित अनुभव 
करते हुए पूर्णाहति दे-थह साधकविषयक 
दीक्षा कही गयी है। यदि यहोपयोगी ब्रव्यका 
सम्पादन (संग्रह) न हो सके, अथवा अपनेमें 
असमर्थता हो तो समस्त उपकरणोसहित शठ गुर 
पूर्ववत्‌ इष्देवका पूजन करके, तत्काल उन्‍हें 
अधिवासित करके, द्वादशी तिथिमें' शिष्यको 
दीक्षा दे दे। जो गुरुभछ, विनयशील एवं समस्त 
शारीरिक सदुणोंसे सम्फत हो, ऐसा शिष्य यदि 
अधिक धवान्‌ न हो तो वेदीपर इष्टदेवका 
'घूजनमात्र करके दीक्षा ग्रहण करे। आधिदैविक, 
(आधिभौतिक और आध्यात्मिक, सम्पूर्ण अध्वाका 
सृष्टिक्रमसे शिष्यके शरीरम चिन्तन करके, गुर 
पहले चारी-बारौसे आठ आहतयोहाण एक- 
एकको तृप्ति करनेके पश्चात, ष्टन्‌ हो, वासुदेव 
आदि विग्रहोंका उनके निज-निज मन्द्रा पूजन 


' अध्याय २८० 


५ 


एवं हवन करे और हवन-पूजनके पश्चात्‌ अस्ति 
आदिका विसर्जन कर दे। ततश परोत होमदारा 
संहारकरमसे ततका शोधन करे॥ ६०--६८॥ 
दौक्षाकर्ममें पहले जिन सूत्रोमें गाठे बाँधी 
गयी थीं, उनकी बे गाँठे खोल, गुर उने शिष्यके 
शरीरे लेकर, क्रमशः उन तत्वॉका शोधन करे। 
प्राकृतिक अग्नि एवं आधिदैविक विष्णुमे अशु 
मिश्रित शुद्ध-तत्वको लीन करके पूर्णाहुतिद्वारा 
शिष्यको उस तत्वसे संयु करे। इस प्रकार 
शिष्य प्रकृतिभावको प्राप्त होता है। तत्पक्ष गुरु 
उसके प्राकृतिक गुणको भावनामा द्ध करके 
उसे उनसे छुटकारा दिलावे। ऐसा करके वे 
शिशुस्वरूप उन शिष्योंको अधिकारे नियुक्त करें। 
तदनन्तर भावमें स्थित हुआ आचार्य भक्िभावसे 
शरणमे आये हुए यतियों तथा निर्धन शिष्यको 
“शक्ति नामवाली दूसरी दीक्षा दे। वेदीपर भगवान्‌ | 
विष्णुकी पूजा करके पुत्र (शिष्यविशोष)-को 
अपने पास बिठा ले। फिर शिष्य देवताके सम्मुख 
हो ति्गू-दिशाकी ओर मुँह करके स्वयं बैठे। 
गुरु शिष्यके शररमें अपने हो प्वोसे कल्पित 


झारा चिन्तन करे। फिर पूर्ववत्‌ ताडन आदिके 


द्वारा क्रमशः सम्पूर्ण तत्वाँका वेदीगत श्रीहरिमें 
शोधन करे। इनद तोका वियोजन करके 
उन्हें आत्ममं गृहीत करे और पुनः इष्देवके साथ 
उनका संयोजन एवं शोधन करके, स्वभावतः 
ग्रहण करनेके अनन्तर ले आकर क्रमशः 
'तत्वके साथ संयुक्त करे। सर्वत्र ध्यानयोग एवं 
उत्तान मुह शोधन करे॥ ६९--७७॥ 

सम्पूर्ण तत्वांकी शुद्धि हो जानेपर जब प्रधान 
(प्रकृति) तथा परमेश्वर स्थित रह जायें, तब 
पूरो रीतिसे प्रकृतिको दग्ध करके शुद्ध हुए 
रिष्योंकों परमे्वरपदमं प्रतिष्ठित करे। श्रेष्ठ गुर 
साधकको इस तरह सिद्धिमार्गसे ले चले। 
अधिकारारूङ्‌ गृहस्थ भी इसी प्रकार आलस्य 
छोड़कर समस्त कमका अनुहान करे । जबतक 
(राग (आसक्त) का सर्वथा नाश न हो जाय, 
तबतक आत्प-शुद्धिका सम्पादन करता रहे। जब 
यह अनुभव हो जाय कि “मेरे हृदयका राग 
सर्वथा क्षीण हो गया है', तब पापसे शुद्ध हुआ 
संयमशौल पुरुष आपने पुत्र या शिष्यको अधिकार 
सौंपकर मायामय पाशको द्ध करके संन्यास 
ले, आत्पनिष हो, देहपातकी प्रतीक्षा करता रहे । 
अपनी सिंद्धिसम्बन्धी किसी चिह्कों दूसरॉपर 
व्यक्त न होने दे॥७८--८१॥ 


इस प्रकार आदि आणव महापुराणमें 'स्वदीका- विधि- कघत ' नामक सत्ताईसर्का अध्याय पूरा हुआ॥ २७॥ 
पालक". 


अद्ठाईसवाँ अध्याय 


आचार्यके अभिषेकका विधान 


'भारदजी कहते हैं-- महर्षयो! अब मैं आचा्यके 
अभिषेकका वर्णन करूँगा, जिसे पुत्र अथवा 
युत्रोपम श्रद्धालु शिष्य सम्पादित कर सकता है। 
इस अभिषेकसे साधक सिद्धिका भागी होता है 
और रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है। राजाको राज्य 
और खीको पुत्रकी प्राप्ति होती है। इससे 


अन्तःकरणके मलका नाश होता है।“मिट्टीके 
जहुत-से घडे उत्तम रत्न रखकर एक स्थानपर 
स्थापित करे। पहले एक घडा बीचमें रखे; फिर 
[उसके चारों ओर घट स्थापित करे। इस तरह एक 
सहर या एक सौ आवृतम उन सबकी स्थापना 


'करे। फिर मण्डपके भीतर कमलाकार मण्डलमें 


ue 


* अस्लिपुरण« 


डनम 


पूर्व ओर ईशानकोणके मध्यभागर्मे पोठ या 
सिंहासनपर भगवान्‌ विष्णुको स्थापित करके पुत्र 
एवं साधक आदिका सकलीकरण करे। तदनन्तर 
शिष्य या पुत्र भगवत्पूजनपूर्वक गुरुको अर्चना 
करके उन कलशोके जलसे उनका अभिषेक करे। 
उस समय गौत-बाह्यका उत्सव होता रहे। फिर 


'योगपीठ आदि गुरुको अर्पित कर दे और प्रार्थना 
के सदेव! आप हम सब मनुष्योंको कृपापूर्वक 
अनुगृहीत करें।' गुरु भी उनको समय-दीक्षाके 
अनुकूल आचारका उपदेश दे। इससे गुरु 
और साधक भी सम्पूर्ण मनोरथोकि भागी होते 
nun 


इल प्रकार आदि आणते महारामो 'आचादकि अभिषेककी विधिका वर्णन” नामक 
उद्व अध्याय पूण हुआ २८० 


i 
उन्तीसवाँ अध्याय 
मन्त्र-साधन-विधि, सर्वतोभद्रादि मण्डलोंके लक्षण 


जारदजी कहते हैं मुनिवरो! साधकको 
चाहिये कि वह देव-मन्दिर आदिम मन्त्रकी 
साधना करे। घरके भीतर शुद्ध भूमिपर मण्डलमें 
परमेश्वर श्रीहरिका विशेष पूजन करके चौकोर 
क्षेत्रमै मण्डल आदिकी रचना करे। दो सौ छप्पन 
कोहम स्तोभ मण्डल' लिखे। (क्रम यह है 
कि पूर्वसे पश्चिमकी ओर तथा उत्तरसे दक्षिणकी 
ओर बराबर सतर रेखाएँ खींचे। ऐसा करनेसे दो 
सौ छप्पन कोष्ठ हो जायँगे। उनमेंसे बीचके 
तीस कोह्लोंको एक करके उनके द्वारा कमल 
'बनावे, अथवा उसे कमलका क्षेत्र निश्चित करे। 
इस कमलक्षेत्रके बाहर चारों ओरकी एक-एक 
पंकिको मिटाकर उसके द्वार पौठकी कल्पना 
करे, अथवा उसे पीठ समझे। फिर पीठसे भी 
'बाहरकी दो-दो पंक्तियोंका मार्जन करके, उनके | 
द्वारा “बीधी” की कल्पना करे । फिर चारों दिशाओंमें | 
निर्माण करे। पूवोक्त पेते सब ओर 
बाहरके बारहवें भागको छोड़ दे और सर्व-मध्य- 
स्थानपर सूत्र रखकर, पदा-निर्माणके लिये 
'विभागपूर्वक समान अन्तर रखते हुए, सूत घुमाकर, 
तीन वृत्त बनावे। इस तरह उस चौकोर क्षेत्रको 
वर्तुल (गोल) बना दे। इन तीनोमेंसे प्रथम तो 


कर्णिकाका क्षेत्र है, दूसरा केसरका क्षेत्र है और 
तीसरा दल-संधियोंका क्षेत्र है। शेष चौथा अंश 
दलाग्रभागका स्थान है। कोणसूप्रोंको फैलाकर 
कोणसे दिशाके मध्यभागतक ले जाय तथा 
केसरके अप्रभागमें सूत रखकर दल-संभियॉको 
चिहित करे॥ १-६ ६॥ 

फिर सूत गिराकर अ्टदलॉका निर्माण करे। 
दलोकि मध्यगत अन्तरालका जो मान है, उसे 
मध्यमं रखकर उससे दलाप्रको घुमावे। तदनन्तर 
उसके भी अग्रभागको घुमावे। उनके अन्तराल- 
आनको उनके पार्शभागमें रखकर बाहाक्रमसे 
एक-एक दलमें दो-दो केसरॉका उल्लेख करे। 
"यह सामान्यतः कमलका चिह है। अब द्वादशदल 
'कमलका वर्णन किया जाता है। कर्णिकार्थमानसे 
पूर्व दिशाकी ओर सूत रखकर क्रमशः सब ओर 
चुमावे। उसके पार्शभागरमे भ्रमणयोगसे छः कुण्डलियाँ 
होंगी और बारह मत्स्यचिह जनेगे। उनके द्वारा 
ड्वादशदल कमल सम्पन्न होगा। पञ्चदल आदिकी 
सिद्धिके लिये भी इसी प्रकार मत्स्यचिहोँसे 
कमल बनाकर, आकाशरेखासे बाहर जो पीठभाग 
है, वहाँके को्टोको मिटा दे। पीठभागके चारों 
'कोणोमें तीन-तीन कोष्ठकॉंको उस पौठके पायोके 


«अध्याय २९० ५५ 
मड 
रूपमें कल्पित करे। अवशिष्ट जो चारों दिशाओं | मध्यवर्ती कोष्टकोका द्वारके लिये चिन्तन करे। 
दो-दो जोड़े, अर्थात्‌ चार-चार कोष्टक हैं, उन | उन सबको एकत्र करके मिटा दे-इस तरह चार 


सबको मिटा दे। वे पीठके पाटे हैं। पोठके बाहर 
चारों दिशाओंकी दो-दो पंक्तियोंको वौथी (मार्ग)- 
के लिये सर्वथा लुस कर दे (मिटा दे); तदनन्तर 
चारों दिशाओंमें चार दवरॉकी कल्पना करे। 
(लीके बाहर जो दो पंक्तियों शेष हैं, उनमेसे 
भीतरवाली पंक्तिके मध्यवर्ती दो-दो कोष्ठ और 
'बाहरवाली पंक्तिके मध्यवर्ती चार-चार कोटको 
एक करके द्वार बनाने चाहिये।)॥७ --१४॥ 
रोके पार्श्रधागोमे विद्वान पुरुष आठ शोभा- 
स्थनॉकी कल्पना करे और शोभाके पार्धभागमें 
-उपशोभा-स्थान बनाये। उपशोभाओकी संख्या भी 
उतनी ही बतायी गयी है, जितनी कि शोभाओंकी। 
उपशोभाओके समीपके स्थान 'कोण' कहे गये 
है। तदनन्तर चारों दिशाओंमे दो-दो मध्यवर्ती 
'कोष्ठकोंका और उससे बाह्य पंक्तिके चार-चार 


दार बन जते हैं। ड्वारके दोनों पामे क्षेत्रकी 
बाहा-पंछिके एक-एक और भीतरी पंकिके 
तीन-तीन कोषको “शोभा' बनानेके लिये मिटा 
दे॥ शोभाके पार्थभागमें उसके विपरीत करनेसे, 
अर्थात्‌ क्षेत्रकी बाहा-पंक्तिके तीन-तीन और 
तरौ पंक्तिके एक-एक कोष्ठको मिटानेसे 
उपशोभाका निर्माण होता है। तत्पक्षात्‌ कोणके 
भीतर और बाहरके तीन-तीन कोषका भेद 
'भिटाकर-एक करके चिन्तन को" ॥ १५--१८॥ 

इस प्रकार सोलह-सोलह कोष्ोसे बननेवाले 
डो सौ छप्पन कोष्ठवाले मण्डलका वर्णन हुआ। 
इसी तरह दूसरे मण्डल भी बन सकते हैं। बारह- 
आह कोहोंसे (एक सौ चौवालीस) कोषठकोंका 
जो मण्डल बनता है, उसमें भी मध्यवर्ती छतीस 
पदो (कोष्टों-का कमल होता है। इसमें वीथी 


रा-क, बाराले से इस सभदमणहलका एरर रक किख मद हसकर त प्च 
सा रा खौंचक उके ऊपर उ कषी और उही ही खरं साँचै इयता दो सी चल कोक च मण्डल तैयार 
'होफ। उने बौचके छ कोहॉको एक कारे, उनकै कारको एक-एक पाको चारों दिशाओंयें माका, पौठकी कल्पना को। 
ठक शहर कारों दिको दो-दो पियको एक करके सू्का्जनपरकक औदौडी कल्पना को । चौणके ती कोहो जो एक 
जगह का क सा के जन क क अप चर ब महत 
जम्णा-चौढ़ा है हो चारो ओल एक-एक अहुलको खाली छोड्‌ दे। शेष ने खबते बौचके केने सूत रखकर क्रमशः त 
एर मच । े हों एक-दूपतेे समान आना हो इ सबले शल खा चचक पको कनल रका भने। उससे चाहएकी 
षको कसका स्थान सातकर उस केसो सोलह आ विज को और उसके चहा अवलम्बन करते हुए दूसो और तौसो 
णो अत्तएल-घतसूकके साले गु कह यि सोलह आरोक बरस को । उसके दवा आठ दलका न करे 
ववसे हर छोडे हुए एक अंके खाली सास कीचके जहका अवलम्बन कलो हुए एक और यत यसै ह गक बतायी 
ले दलका न कौ । एक-एक दलकै मूले जिस ल दो-दो केसर रखें, सड रचना कफे कपलकी साप 
सल काके पधत बाहर चो एक पँक चु चट है उसके चे कोने ल -हन कोहोको पीठे पै मलै और एकत 
शेष कोहोको पठके अन्य अङ्ग हे कल्पा को फीठके बहरको यील दो-दो पाँकियाँका भली साईन काले बोधौके 
आहस्की एक घौकेमें चा दशके जो म्य दो-दो कोड है, उनको रक करके सकते ह छे फिराक मी 
'चाए-चाए कोडोंको पिटाकर चार इर तिमाल को इन केके उपसे दा सवो को भत पिके तीन और बाहते 
से एक - इन चार कोहो एक करे “लो” बते । कफे उले ड पँकिका एक और बाहरी पंकिके शन -पन घार 
कोको एक करक “तो” बनाने! भटो छः कोड है, उने का कोलकी कपमा के प्क सभानयला 
सिण करके, कमलकी करभक, केसर, दलप, चीच, हर, शोष! उपरोध और कोण-स्ोको पाँच प्रकारके रसे रजित 
करके उ मण्डलको सोभा बहे । 


नहीँ होतीं । एक पंक्ति पीठके लिये होती है। 
शेष दो पकिव पूर्ववत्‌ द्वार और शोभाको 
कल्पना होती है। (इसमें उपशोभा नहीं देखी 
जाती। अवशिष्ट छः पदोर कोणोंकी कल्पना 
करनी चाहिये।} एक हाथके मण्डलमें बारह 
अन्लुलका कमल-क्षेत्र होता है। दो हाथके 
मण्डलमें कमलका स्थान एक हाथ लंबा-चौड़ा 
होता है। तदनुसार वृद्धि करके द्वार आदिके साथ 
मण्डलकी रचना करे। दो हाथका पौठ-रहित 
चतुरसमण्डल हो तो उसमें चक्राकार कमल 
(चक्राब्न)-का निर्माण करे। नौ अन्लुलॉका 
"पद्मर्थ! कहा गया है। तीन जुल नाभि 
मानी गयी है। आठ बनाये और 
चार अन्लुलॉकी ' नेमि" क्षेत्रे तीन भाग करके, 
फिर भीतरसे प्रत्येकके दो भाग करे। भीतरके जो 
पाँच कोक हैं, उनको अरे या आरे बनानेके 
लिये आस्फालित (मार्जित) करके उनके ऊपर 
"औरे' अङ्कित करे। वे अरे इन्दीवरके दलोँकी- 
सी आकृतिवाले हों, अथवा मातुलिङ्ग (बिजौरा 
जीबू)-के आकारके हों या कमलदलके समान 
विस्तृत हों, अथवा अपनी इच्छाके अनुसार उनकी 
आकृति अङ्कित करे। अरॉकी संधियोकि बीचर्मे 
सूत रखकर उसे बाहरकी नेमितक ले जाय और । 
चारों ओर घुमावे। अके मूलभागको उसके संधि- 
स्थानमें सूत रखकर घुमावे तथा आके मध्ये सूत्र 
स्थापन करके उस मध्यभागके सब ओर समभावसे 
सूतको घुमावे। इस तरह घुमानेसे मातुलिङ्गके 
समान 'अरे' बन जायेंगे॥ १९--२६॥ 

चौदह पदोंके क्षेत्रको सात भागोंमें बॉटकर 
पुनः दो-दो भागोंमें बटे अथवा पूर्वसे पश्चिम 
तथा उत्तरसे दक्षिणको ओर पंद्रह-पंद्रह समान | 


कोड़क सिद्ध होंगे। वे जो कोक हैं, उनमेंसे 
कीचके चार कोहो 'भद्रमण्डल' लिखे। 
उसके चारों ओर वौथीके लिये स्थान छोड़ दे। 
फिर सम्पूर्ण दिशाओमे कमल लिखे। उन 
कमलोके चारों ओर वीथीके लिये एक-एक 
कोहका मार्जन कर दे। तत्पश्चात्‌ मध्यके दो-दो 
कोष ग्रीवाभागके लिये विलुस कर दे। फिर 
बाहरके जो चार कोष हैं, उनमेंसे तीन-तीनको 
सब ओर मिटा दे। बाहरका एक-एक कोष्ठ 
वाके पार्भागरमे शेष रहने दे। उसे ड्वार- 
शोभाकी संज्ञा दी गयी है। 

बाह्य कोणोंमें सातको छोड़कर भीतर- 
तरे तीत-तीन कोह्ोंका मार्जन कर दे। इसे 
“नवनाल' या “नवनाभ-मण्डल' कहते हैं। उसकी 
जौ नाभियोंमें नवव्यूहस्वरूप श्रीहरिका पूजन 
करे। पचीस व्यूहोंका जो मण्डल है, वह 
विश्वव्यापी है, अथवा सम्पूर्ण रूपें व्याप्त है। 
बत्तीस हाथ अथवा कोष्टवाले क्षेत्रको बत्तीससे 
ही बदाबर-बराबर विभक्त कर दे; अर्थात्‌ ऊपरसे 
जीचेको तैंतीस रेखाएँ खाँचकर उनपर तैंतीस 
आड़ी रेखाएँ खाँचे। इससे एक हजार चौबीस 
कोक बनेंगे। उनमेंसे बीचके सोलह कोष्ठोंद्वारा 
*भद्रमण्डल' की रचना करे। फिर चारों ओरकी 
एक-एक पंक्ति छोड़ दे। तत्पश्चात्‌ आठों दिशाओंमें 
सोलह कोहकोंद्वारा आठ भद्रमण्डल लिखे। इसे 
*भद्रा्क' की संज्ञा दी गयी है॥ २७-३४॥ 

उसके बादको भी एक पंक्ति मिटाकर पुनः 
पूर्ववत्‌ सोलह भमणडल लिखे। तदनन्तर सब 
ओरकौ एक-एक पंक्ति मिटाकर प्रत्येक दिशामें 
तीत-तीनके रमसे बारह द्वाराँकी रचना करे। 


त योधका” (सादति, ) 


होच षा पूर्वतपशोधा न दृश्यले ॥ अरैः पै कुर्‌ पहि: कोणा न्‌ । (शाद ३। १३२-१२३) 


+अच्याय ३०० 


५७ 


'बाहरके छः कोष्ठ मिटाकर बीचके पार्श्रभागोंके 
चार मिटा दे। फिर भीतरके चार और बहरे 
दो कोष्ठ 'शोधा'के लिये मिटावे। इसके बाद 
उपद्वारकी सिके लिये भौतरके तीन और 
बाहरके पाँच कोहोँका मार्जन करे। तत्त 
पूर्ववत्‌ “शोभा की कल्पना करे। कोणोंमें बाहरके 
सात और भीतरके तीन कोष्ठ मिटा दे। इस प्रकार 
जो पश्चचिंशतिका व्यूहमण्डल तैयार होता है, 
उसके भीतरकी कमलकर्िकामे पस परमात्माका 
सजन करे। फिर पूर्वादि दिशाओंके कमलॉमें 
क्रमशः वासुदेव आदिका पूजन करे। तत्त्‌ 
पूर्ववर्ती कमलपर भगवान्‌ वराहका पूजन करके 
क्रमशः सम्पूर्ण (अर्थात्‌ पचौस) व्यूहोंकी पूजा 
करे। यह क्रम तबतक चलता रहे, जबतक 
बीस तत्व-परमात्माका पूजन न सम्पन्न हो 
जाय। इस विषयमे प्रचेताका मत यह है कि एक 
ही मण्डलमें इन सम्पूर्ण कथित व्यूहोंका क्रमशः 
पूजन-यज् सम्पन्न होना चाहिये। परंतु 'सत्य'का 
कथन है कि मूर्तिभेदसे भवाने व्यकव भेद 
हो जाता है; अतः सबका पृथक्‌-पृथक्‌ पूजन 
करना उचित है। बयालीस कोषठवाले मण्डलको 
आड़ी रेखाद्वरा क्रमश: विभक्त करे। पहले एक- 


[एकके सात भाग करे; फिर प्रत्येकके तीन-तीन 
भाग और उसके भी दो-दो भाग करे। इस प्रकार 
एक हजार सात सौ चौंसठ कोष्ठक बनेंगे। बीचके 
सोलह कोह्ोंसे कमल बनावे पार्भागमें वीधीकी 
रचना करे। फिर आठ भ्र और वीथी बनावे। 
तदनन्तर सोलह दलके कमल और वीधीका 
निर्माण करे। तत्पक्षात्‌ क्रमशः चौबीस दलके 
कमल, वीथी, बतीस दलके कमल, वीथी, 
चालौस दलके कमल और चौथी बनावे। तदनन्तर 
शेष तीन पंछियोसे द्वार, शोभा और उपशोभाएँ 
बनेगी । सम्पूर्ण दिशाओंके मध्यभागे द्वारसिद्धिके 
लिये दो, चार और छः कोइकोंको मिटावे। 
[उसके बाहाभागमें शोभा तथा उपद्वारकी सिद्धिके 
लिये पाँच, तीन और एक को मिटावे। ्वारोंके 
पार्खभागोमि भौतरकी ओर क्रमशः छः तथा चार 
कोष्ठ मिटावे और बीचके दो-दो कोष्ठ लु कर 
दे। इस तरह छः उपशोभाएँ बन जायँगी। एक- 
एक दिशामे चार-चार शोभाएँ और तीन-तीन 
द्वार होंगे। कोर्णोमे प्रत्येक पंक्तिके पाँच-पाँच 
कोष्ठ छोड़ दे। वे कोण होंगे। इस तरह रचना 
करनेपर सुन्दर अभीष्ट मण्डलका निर्माण होता 
है॥ ३५--५०॥ 


इस प्रकार आदि आग महाुरामें "सतीष आदि मण्डलके लक्षणा वर्णन कामक 
उन्तौसवाँ अध्याय पूरा हुआ# २९॥ 
हि 


तीसवाँ 

भद्रमण्डल आदिकी 

जारदजी कहते हैं-सुनिवरों! पूर्वो 
भन्रमण्डलके मध्यवर्ती कमलमें अङ्गाँसहित ब्रह्मका 
पूजन करना चाहिये। पूर्ववर्ती कमलमें भगवान्‌ 
अडानाभका, अस्तिकोणवाले कमले प्रकृतिदेवोका 
तथा दक्षिण दिशाके कमलमें पुरुषकी पूजा करनी 
चाहिये। पुरुषके दक्षिण भागमें अग्निदेवताकी, 


अध्याय 

पूजन-विधिका वर्णन 

जैतरल्यकोणमे निर्तततिकी, पश्चिम दिशावाले कमलमें 
वरुणकी, वायव्यकोणमें वायुकी, उत्तर दिशाके 
_कमलमेँ आदित्यकी तथा ईशानकोणवाले कमलमें 
ऋषेद एवं यजुर्वेदका पूजन करे। द्वितीय आवरणमें 
इन्द्र आदि दिक्पालांका और घोडशदलवाले 
'कमलमे क्रमशः सामबेद, अथर्ववेद, आकाश, 


वायु, तेज, जल, पृथिवी, मन, श्रत, त्वचा, नेत्र, 
रसन बरे, भूर्लोक, भुवर्लोक तथा सोलहवेंमे 
स्वर्लोकका पूजन करना चाहिये॥ १--४॥ 
तदनन्तर तृतीय आवरणमें चौबीस दलवाले 
कमलमें क्रमशः महलॉक, जनलोक, तपोलोक, 
सत्यलोक, अपम, अत्यो, उक्थ, पोडशो, 
वाजपेय, अतिरात्र, आहोर्याम, व्यष्टि मन, व्यष्टि 
बुद्धि, व्यष्टि अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध, जव, समष्टि मन, समष्टि बुद्धि (महत्त्व), 
समष्टि अहंकार तथा प्रकृति-इन चौबीसकी 
अर्चना करे। इन सबका स्वरूप शब्दमात्र है 
अर्थात्‌ केवल इनका नाम लेकर इनके प्रति 
मस्तक झुका लेना चाहिये। इनकी पूजाम इनके 


त्वचा, नेत्र, रसना, भरण, वाक्‌, पाणि और 
पाद-इन बत्तीस वस्तुऑकौ बलस दलवाले 
कमलमें अर्चना करनी चाहिये। ये चौथे आवरणके 
देवता हैं। उक्त आवरणमें इनका साङ्ग एवं 
सपरिवार पूजन होना चाहिये॥ ५-९॥ 
तदनन्तर बाह्य आवरणमें पायु और उपस्थकी 
पूजा करके बारह मासोके बारह अधिपतियोंका 
तथा पुरुषोत्तम आदि छन्बीस तत्वॉका यजन 
करे। उनमेंसे जो मासाधिपति हैं, उनका चक्रान्जमें 
क्रमशः पूजन करना चाहिये। आठ, छः, पाँच या 
चार प्रकृतियोंका भी पूजन वहीं करना चाहिये। 
तदनन्तर लिखित मण्डलमें विभिन्न रंगोके चूर्ण 
'डालनेका विधान है। कहाँ, किस रंगके चूर्णक 
उपयोग है, यह सुनो। कमलकी कर्णिका पीले 
रंगकी होनी चाहिये। समस्त रेखाएँ बराबर और 
श्वेत रंगकी रहें। दो हाथके मण्डलमें रेखाएं | 


अँगूठेके बराबर मोटी होनी चाहिये। एक हाथके 
अण्डलमें उनकी मोटाई आधे आगूठेके समान 
रखनी चाहिये। खाए श्वेत बनायी जायें। कमलको 
त रंगसे और संधियोंको काले या श्याम 
(लीले) रंगसे रैगना चाहिये। केसर लाल-पीले 
रंगके हों। कोणगत कोह्ोंको लाल रंगके चूर्णसे 
भरता चाहिये। इस प्रकार योगपीठको सभी 
तरहके रंगोसे यथेष्ट विभूषित करना चाहिये। 
लता-वाहरियो और पत्तों आदिसे वौधीकी शोभा 
चढ़ावे। पौठके दको श्वेत रंगे सजावे और 
शोभास्थानॉंको लाल रंगके चूर्णसे भरे। 
'उपशोभाओंको चौले रंगे विभूषित करे। कोणके 
रधक श्वेत चित्रित करे। यह भद्र-मण्डलमे रंग 
भेकी बात बायी गयी है। अन्य मण्डलॉमें भी 
इसी तरह विविध रोके चूर्ण भरने चाहिये। 


| त्रिकोण मण्डलको भेत, रक्त और कृष्ण रंगसे 


अलंकृत करे। द्विकोणको लाल और पीलेसै रैँगे। 
चक्राब्जमें जो नाभिस्थान है, उसे कृष्ण रंगके 
चूर्णसे विभूषित करे॥ १०-१७॥ 

चक्राब्जके अरोंको पीले और लालसे र#ैगे। 
जेभिको नौले तथा लाल रंगसे सजावे और 
जाहरकी रेखाओंको श्वेत, श्याम, अरुण, काले 
एं पौल रैगोंसे कैी। अगहनी चावलका पौसा 
हुआ चूर्ण आदि श्चेत रंगका काम करता है। 
कुसुम्भ आदिका चूर्ण लाल रंगकी पूर्ति करता है। 
पला रंग हल्दीके चूर्णसे तैयार होता है। जले हुए 
चावलके चूर्णसे काले रंगको आवश्यकता पूर्ण 
होती है। शमी-पत्र आदिसे श्याम रंगका काम 
लिया जाता है। बौज-मनत्रोका एक लाख जप 
कस्नेसे, अन्य मन्त्रोंका उनके अक्षरोंकि बराबर 
लाख बार जप कने, विद्याओंको एक लक्ष 
जपने, बुद्-विद्याओंको दस हजार बार जपनेसे, 


4 अध्याय ३१० 


स्तोत्रोंका एक सहर बार पाठ करनेसे अथवा 
सभी मन्त्रको पहली बार एक लाख जप केसे 
उन मन्त्रोंकी तथा अपनी भी शुद्धि होतो है। 
दूसरी बार एक लाख जपनेसे मन्त्र क्षेत्रीकृत होता 
है। बोज-मनत्रोका पहले जितना जप किया गया 
हो, उतना ही उनके लिये होमका भी विधान है। 
अन्य मन्दे होमकी संख्या पूर्वजपके दशांशके 
तुल्य बतायी गयी है। मसे पुरक्षणण करता हो 
तो एक-एक मासका व्रत ले। पृष्वीपर पहले 
बाय पैर रखे। किसौसे दान न ले। इस प्रकार 
डुगुना और तिगुना जप करनेसे ही मध्यम और 
उत्तम श्रेणीकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अब मैं 
अन्तक ध्यान बताता हूँ, जिससे मन्त्र-जपजनित 
'फलकी प्रा होती है। मनका स्थूलरूप शब्दमय 
है; इसे उसका बाहा विग्रह माना गया है। मन्त्रका 
सूकषमरूप ज्योतिर्मय है। यही उसका आन्तरिक 
रूप है। यह केवल चिन्तनमय है। जो चिन्तनसे 
भी रहित है, उसे “पर' कहा गया है। बारह, 
नरसिंह तथा शक्तिके स्थूल रूपकी ही प्रधानता 
है। वासुदेवका रूप चिन्तनरहित (अनित्य) 
कहा गया है॥ १८--२७॥ 

अन्य देवताओंका चिन्तामय आन्तरिक रूप 
ही सदा 'मुख्य' माना गया है। 'वैराज' अर्थात्‌ 
विशाट्का स्वरूप 'स्थूल' कहा गया है। लिङ्गमय 
स्वरूपको 'सूक्ष्म' जानना चाहिये। ईश्वरका जो 


५९ 


स्वरूप बताया गया है, वह चिन्तारहित है। 
बीज-मन्त्र इदयकमलमें निवास करनेवाला, 
अविनाशो, चिन्मय, ज्योति:स्वरूप और जीवात्मक 
है। उसकी आकृति कदम्ब-पुष्पके समान है 
इस तरह ध्यान करना चाहिये। जैसे घढ़ेके भीतर 
रखे हुए दीपकको प्रभाका प्रसार अवरुद्ध हो 
जाता है; वह संहतभावसे अकेला ही स्थित रहता 
है; उसी प्रकार मनर हदवमें विराजमान हैं। 
जैसे अनेक छिद्रवाले कलशर्में जितने छेद होते 
हैं, उतनी ही दौपककी प्रभाकी किरणे बाहरकी 
ओर कैली हैं, उसी तरह नाडियोंड्रारा ज्योतिर्मय 
बीजमन्त्रकी रश्मयो आँतोंको प्रकाशित करती 
हुई दैव-देहको अपनाकर स्थित हैं। नाडियाँ 
दयसे प्रस्थित हो नेत्ेन्रयोतक चली गयी हैं। 
उनमेंसे दो नाडियाँ अग्लीषोमात्मक हैं, जो 
जासिकाओंकि अप्रभागमें स्थित हँ। मन्त्रका साधक 
सम्यक्‌ उद्वात-योगसे शरीरव्यापी प्राणवायुको 
जौतकर जप और ध्यानम तत्पर रहे तो वह 
मनरजनित फलका भागी होता है। पह्ंभूतत्मात्राओ- 
की शुद्धि करके योगाभ्यास करनेवाला साधक 
यदि सकाम हो तो अणिमा आदि सिद्भियॉको 
पाता है और यदि विरक्त हो तो उन सिद्धियोंको 
'लाँधकर, चिन्य स्वरूपे स्थित हो, भूतमात्रसे 
तथा इख््रयरूपी प्रहसे सर्वथा मुक्त हो जाता 
है॥ २८-३६॥ 


इस प्रकार आदि आगे सहापुराणर्े 'भदद-मच्छलादिकिधि-कथत” नामक तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३०॥ 
Seiten 
इकतीसवाँ अध्याय 


' अपामार्जन-विधान' एवं ' कुशापामार्जन' नामक स्तोत्रका वर्णन 


अगिदेव कहते हैं-- मुने! अब मैं अपनी 
तथा दूसरोंकी रक्षाका उपाय बताउँगा। उसका 
जाम है--मार्जन (या अपामार्जन)। यह वह रक्षा 


है, जिसके द्वारा मानव दुःखसे छूट जाता है और 
सुखको पराल कर लेता है। उन सच्चिदानन्दमय, 
'परमार्थस्वरूप, सर्वान्तर्यामी, महात्मा, निराकार 


तथा सहं आकारधारी व्यापक परमात्माको मेरा 
नमस्कार है। जो समस्त कल्मबोंसे रहित, परम 
शुद्ध तथा नित्य ध्यानयोग-रत है, उसे नमस्कार 
करके मैं प्रस्तुत रक्षाके विषयमें कहूँगा, जिससे 
मेरी वाणी सत्य हो ।' महामे! मैं भगवान्‌ वाराह, 
नृसिंह तथा वामनको भी नमस्कार करके रक्षाके 
विषयमे जो कुछ कहग, मेरा वह कथन सिद्ध 
(सफल) हो।' मैं भगवान्‌ त्रिविक्रम (प्रिलोकीको 
तीन पर्गोसे नापनेवाले विराट्स्वरूप), श्रीराम, 
बैकुण्ठ (नारायण) तथा नरको भी नमस्कार 
करके जो कहूँगा, वह मेरा वचन सत्य सिद्ध 
हो'॥ १--५॥ 


अपामार्जनविधानम्‌, 
राह नरसिंहेश वामनेश त्रिविक्रम। 
हयग्रीवेश सवेश हृषीकेश हराशुभम्‌ ॥ ६॥ 


अखण्डितानुभावैस्त्व 
हरामुकस्य दुरितं सर्वं च कुशलं कुरु। 
मृत्युबन्धार्तिभयद दुष्य च यत्फलम्‌॥ ८॥ 
भगवन्‌ वराह ! नृसिहेश्वर! वामनेश्वर ! त्रिविक्रम 
हयंग्रीवेश, सर्वेश तथा हषीकेश! मेरा सारा अशुभ 
हर लौजिये। किसीसे भौ पराजित न होनेवाले 
परमेश्वर! अपने अखण्डित प्रभावशाली चक्र 
आदि चारों आपुधोसे समस्त दुका संहार कर 
डालिये। प्रभो! आप अमुक (रोगी या प्रारथी)- 
के सम्पूर्ण पापॉंको हर लीजिये और उसके लिये 
पूर्णतया कुशल-क्षेमका सम्पादन कौजिये। दोषयुक्त 
यज्ञ या पापके फलस्वरूप जो मृत्यु, बन्धन, रोग, 
पीडा या भय आदि परत होते हैं, उन सबको 
मिटा दौजिये॥६--८॥ 


पराभिष्यानसहितैः प्रयुक्त चाभिचारिकम्‌। 
गरस्पजशमहारोगपरयोगं जरया जर॥ ९ ॥ 
ॐनमो वासुदेवाय नमः कृष्णाय खङ्गिने। 
जमः पुष्करनेत्राय केशवायादिचक्रिणे॥ १०॥ 
जमः कमलकिञ्जल्कपीतनिर्मलवाससे। 


'चज्राधिकनखस्पर्श दिव्यसिंह नमोऽस्तु ते॥ १३॥ 
काश्यपायातिहुस्वाय ऋग्यजु:सामभूषिणे। 
तुध्यं चामनकूपायाक्रमते गा नमो नमः॥ १४॥ 
दूसरोंके अनिषट-चिन्तनमे संलग्र लोगोवर 
जो आभिचारिक कर्मका, विषमिश्रित अन्न 
'घानका या महारोगका प्रयोग किया गया है, उन 
सबको जर-जीर्ण कर डालिये-न् कर दीजिये। 
ॐ भगवान्‌ वासुदेवको नमसकार है । खड्गधारी 
औकृष्णको नमस्कार है। आदिचक्रधारी कमल- 
नपन केशवको नमस्कार है। कमलपुष्पके केसरॉकी 
भति पौत-निर्मल यख धारण करनेवाले भगवान्‌ 
पीताम्बरको प्रणाम है। जो महासमरमें शहुओंके 
कंधोंसे पृष्ट होता है, ऐसे चक्रके चालक भगवान्‌ 
अक्रपाणिको नमस्कार है। अपनी दपर उठायी 
हुई पृष्वीको धारण करनेवाले चेद-विग्रह एवं 
शेषशय्याशायी महान्‌ यज्ञवहकों नमस्कार है। 
दिव्यसिंह! आपके केरात प्रतह-सुवर्णके समान 
कान्तिमान्‌ हैं, नेत्र वलित पावकके समान 
तेजस्वी हैं तथा आपके नखोंका स्पर्श बज़से भी 
अधिक तीक्ष्ण है; आपको नमस्कार है। अत्यन्त 
'लघुकाय तथा ऋ, यजु और साम तीनों चदोसे 


(ॐ नत पर्वया पसर महतले असुपबहुरूाय जे पराते ॥ 
नरवर 


रकत बसमा नतव च। समक प्रक्वामि ह त सिने बच: 


च कमकत वशम सत लद्‌ सिध्यदु मे बच: ॥ 


Ce 


विभूषित आप कश्यपकुमारः वामनको नमस्कार 


ह"फिर विसद्‌-रूपसे पृथ्वीको लाँच जानेवाले 
आप त्रिविक्रमको नमस्कार है॥ ९--१४॥ 
'बरहाशेषदु्टानि सर्वपापफलानि वै। 
गर्दै मर्द महा मर्द मर्द च-तत्फलम्‌॥ १५४ 
नारसिंह करालास्थ दनतप्तानलोस्चल। 
भञ् भज निनादेन दुष्टान्‌ पश्यार्तिनाशन॥ १६॥ 
ऋग्यजु:सामगर्भाभिर्वाग्भिवांमनरूपथृक्‌ । 


वराहरूपधारी नारायण! समस्त पापोकि फलरूपसे 
प्रात सम्पूर्ण दुष्ट रोगॉंको कुचल दीजिये, कुचल 
दीजिये। बड़े-बड़े दाढ़ोंवाले महावराह! पापजनित 
'फलको मसल डालिये, नष्ट कर दीजिये। विकटानन 
जृसिंह! आपका दन्त-प्रान्त अभ्निके समान 
जाज्वल्यमान है। आर्तिनाशन! आक्रमणकारी दुष्टोंको 
देखिये और अपनी दहाड्से इन सबका नाश 
कीजिये, नाश कीजिये। वामनरूपधारी जनारदन। 
ऋक्‌, यजुः एवं सामवेदके गूढ तत्वॉसे भरी 
वाणीद्वारा इस आर्तजनके समस्त दुःखोका शामन 
'कीजिये। गोविन्द! इसके त्रिदोषज, संनिपातज, 
आगन्तुक, ऐकाहिक, द्वघाहिक, त्र्याहिक तथा अत्यन्त 
उग्र चातुर्थिक ज्वरको एवं सतत बने रहनेवाले 
ज्वस्को भी शीघ्र शान्त कीजिये। इसकी वेदनाको 
मिटा दीजिये, मिटा दीजिये॥ १५-१९॥ 
न्रःखं शिरोदुःखं दःखं चोदरसम्भवम्‌। 
अनिश्चासमतिश्वासं परितापं सवेषथुम्‌॥ २०॥ 
गुदघाणाङ्घिरोगांच कुछरोगांस्तथा क्षयम्‌। 
'कामलादीस्तथा रोगान्‌ प्रमेहांशातिदारुणान्‌॥ २१॥ 
भगन्दरातिसारांश्च मुखरोगांझ वल्गुलीम्‌। 


चे वातप्रभवा रोगा ये च पित्तसमुद्भवाः 
'कफोद्धवाक ये केचिद ये चान्ये सांगिपातिका:॥ २३॥ 
आनका ये रोगा लूताविस्फोटकादयः। 

ते सवे प्रशमं यान्तु वासुदेवस्य कीर्तनात्‌॥ २४॥ 
विलय यान्तु ते सर्वे विष्णोरुच्चारणेन च। 

क्षय गच्छतु चाशेषास्ते चक्राभिहता हरैः ॥ २५॥ 
अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणभेषजात्‌ 


॥ 
नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यंसत्यं वदाम्यहम्‌॥ २६॥ 
इस दुखियाके नेत्ररोग, शिरोरोग, उदररोग, 
श्वासावरोध, अतिश्वास (दमा), परिताप, कम्पन, 
गुदरोग, नासिका-रोग, पादरोग, कुछरोग, क्षयरोग, 
कामला आदि रोग, अत्यन्त दारुण प्रमेह, भं, 
अतिसार, मुखरोग, वल्गुली, अश्मरी (पथरी), 
मूतकृच्छ तथा अन्य महाभयंकर रोगोंको भी 
दूर कौजिये। भगवान्‌ वासुदेवके संकीर्तनमात्रसे 
जो भौ वातज, पित्तज, कफज, संनिषातज, 
आगन्तुक तथा लूता (मकर), विस्फोट (फोड़) 
आदि रोग हैं, वे सभी अपमार्जित होकर शान्त 
हो जायँ। वे सभी भगवान्‌ विष्णुके नामोच्चारणके 
प्रभावसे विलुप्त हो जायें। वे समस्त रोग श्रीहरिके 
कसे प्रतिहत होकर क्षयको प्राप्त ों। 'अच्युत', 
“अनन्त' एवं “गोविन्द -इन नामोंके उच्चारणरूप 
औषधसे सम्पूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं, यह मैं 
सत्य-सत्य कहता हूँ॥ २०-२६॥ 
स्थावर जङ्गम वाधि कृत्रिम चापि यद्विषम्‌। 
न्तोद्धवं नखभवमाकाशप्रभवं विषम्‌॥ २७॥ 
लूतादिप्रभवं यच्च विषमन्यत्तु दुःखदम्‌। 
शर्म नयतु तत्सर्वं वसुदेवस्य कीर्तनम्‌॥ २८॥ 
'अहान्‌ प्रेतग्रहांझापि तथा वै डाकिनीग्रहान्‌। 
वेतालांक पिशाचं गन्धवान्‌ यश्षराक्षसान्‌॥ २९॥ 
शकुजीपूतनादयंक तथा वैनायकान्‌ ग्रहान्‌। 
मुखमण्डीं तथा कूरा रेवती वृद्धरेवतीम्‌॥ ३०॥ 


वृद्धिकाख्यान्प्रहं ओग्रांस्तथा मातृग्रहानपि। 
खलस्य विष्णो ्वरित॑ नतु बालग्रहानिमान्‌॥ ३९॥ 
वृद्धाये रहः केचिद्‌ येच च बालग्रहा: कचित्‌। 
'जरसिंहस्य ते दृष्टण दग्धा ये चापि यौदने॥ ३२॥ 
सटाकरालबदनो नारसिंहो महाबलः। 
अहानशेषात्रिःशेषान्‌ करोतु जगतो हितः॥ ३३ ॥ 
नरसिंह महासिंह ज्वालामालोज्ल्वलानन। 
ग्रहानशेषान्‌ सवेश खाद खादाग्निलोचन ॥ ३४॥| 
स्थावर, जङ्गम, कृत्रिम, दन्तोद्धत, नखोद्धत, 
आकाशोद्भृत तथा लूतादिसे उत्पन्न एवं अन्य जो 
भी दुःखप्रद विष हों-भगवान्‌ वासुदेवका संकीर्तन 
उनका प्रशमन करे। बालरूपधारी श्रोहरि (श्रोकृष्ण)- 
के चरित्रका कौर्तन ग्रह, प्रेतग्रह, डाकिनोग्रह, 
बेताल, पिशाच, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, शकुनी- 
पूतना आदि ग्रह, विनायकप्रह, मुख-मण्डिका, 
क्रूर रेवती, वृद्धरेवती, वृद्धिका नामसे प्रसिद्ध उग्र 
ग्रह एवं मातृग्रह-इत सभी बालग्रहोंका नाश 
करे। भगवन्‌। आप नरसिंहे दृष्टिपातसे जो भौ 
बृद्ध बाल तथा युवा ग्रह हों, वे दग्ध हो जायें। 
जिनका मुख सटा-समूहसे विकराल प्रतीत होता 
है, वे लोकहितैषी महाबलवान्‌ भगवान्‌ नृसिंह 
समस्त बालग्रहोंको निःशेष कर दें। महासिंह 
नरसिंह! ज्वालामालाओंसे आपका मुखमण्डल उञ्चल 
हो रहा है । अग्निलोचन! सरवर! समसत ग्रहोंका 
भक्षण कीजिये, भक्षण कीजिये ॥ २७-३४॥ 
ये रोगा ये महोत्पाता यद्विषं ये महाग्रहा:। 
यानि च कूरभूतानि ग्रहपीडाश्च दारुणाः॥ ३५॥ 
शस्क्षतेषु ये दोषा स्ालागर्टभकादव । 
तानि सर्वांणि सवात्या परतया जनार्दन: ॥ ३६॥ 
किंचिदूरप समास्थाय वासुदेवास्य नाशय। 
किवा सुदर्शन चक्रे ज्वालामालातिभीषणम्‌॥ ३७॥ 
सर्वदुष्टोपशमनं कुरु देववराच्युत। 
सुदर्शन महाऱ्चाल च्छिन्धि च्छिन्धि महारव ॥ ३८॥ 


सर्वदुष्टानि रक्षासि कयं यान्तु विभीषण। 
प्राच्यं प्रतीच्यां च दिशि दक्षिणोत्तरतस्तथा ॥ ३९ ७ 
रक्षां करोतु सर्वात्मा नरसिंहः स्वगर्जिते:। 
दिवि भुव्यन्तरिक्षे पृष्ठतः पाशतोऽग्तः ॥ ४०॥ 
रक्षां करोतु भगवान्‌ बहुरूपी जनार्दनः। 
य्या विष्णुर्जगत्सव॑ सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ ४१॥ 
तेन सत्येन दुष्टानि शममस्य जनु वै। 
वासुदेव! आप सर्वात्मा परमेश्वर जनार्दन हैं। 
इस व्यक्तिके जो भी रोग, महान्‌ उत्पात, विष, 
महाग्रह, कू भूत, दारु ग्रहपीडा तथा ज्वालागर्दभक 
आदि शस्तर-क्षत-जनित दोष हों, उन सबका 
कोई भी रूप धारण करके नाश कर। देवश्रे्ठ 
अच्युत! ज्वालामालाओंसे अत्यन्त भीषण सुदर्शन- 
चक्रको प्रेरित करके समस्त दुष्ट रोगॉंका शमन 
कौजिये। महाभयंकर सुदर्शन! तुम प्रचण्ड 
ज्वालाओँसे सुशोभित और महान्‌ शब्द करनेवाले 
हो; अतः सम्पूर्ण दुष्ट राक्षसॉंका संहार करो, 
संहार करो। बे तुम्हारे प्रभावसे क्षयको प्राप्त हों। 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशामें सर्वात्म 
जृसिंह अपनी गर्जनासे रक्षा करें। स्वर्गलोकमे, 
भूलोकमें, अन्तरिक्षमे तथा आगे-पीछे अनेक 
रूपधारी भगवान्‌ जनार्दन रक्षा करें। देवता, असुर 
और मनुष्यॉसहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌ 
विष्णुका ही स्वरूप है; इस सत्यके प्रभावसे 
इसके दुष्ट रोग शान्त हों ॥३५-- ४१ ६॥ 
यथा विष्णौ स्मृते सद: संक्षयं यन्ति पातका:॥ ४२॥ 
सत्येन तेन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु। 
(यथा यजेच विष्णुदँवेष्यपि हि गीयते॥ ४३॥ 
स्येन तेन सकलं यन्सयोक्तै तथास्तु तत्‌। 
शान्तिरस्तु शिव चास्तु दुष्टमस्य प्रशाम्यतु॥ ४४॥ 
वासुदेवशरीरोत्थैः कुझौनिणांशित॑ मया। 
अपमार्जतु गोविन्दो नरो नारायणस्तथा॥ ४५॥ 
तथास्तु सर्वदुःखानां प्रमो वचनाद्धरेः। 


4 अध्याव ३२% 


६३ 


त) 


अपामार्जनकं स्तं सर्वरोगादिवारणम्‌॥ ४६७ 
अहं हिः कुशा विष्णुता रोगा मया तव॥ ४७७ 

अ्रविष्णुके स्मरणम पापसमूह तत्काल नष्ट 
हो जाते हैं, इस सत्यके प्रभावसे इसके समस्त 
दूषित रोग शान्त हो जायें। जेर विषु देवताओं 
प्रशत होते हैं; इस सत्यके प्रभावे मेश कथन 
सत्य हो। शान्ति हो, मंगल हो। इसका दुष्ट रोग 


शान्त हो। ने भगवान्‌ वासुदेवके जीसे पार्त 
कुशे इसके रगो नष्ट किया है। नर-नारायण 
और गोविन्द--इसका. अपामार्जन करें। श्रीहरिके 
चचनसे इसके सम्पूर्ण दुःखोंका शमन हो जाय। 
मस्त रोगादिके निवारणके लिये 'अपामार्जन- 
स्तोत्र" प्रशस्त है। मैं श्रीहरि हूँ, कुशा विष्णु हैं। 
मैने तुम्हारे रोगोंका नाश कर दिया है॥४२--४७॥ 


इस प्रकार आदि आणेय महापुराणमें 'कुशापामारजत- स्तोजका वर्णन मक इकतीसर्या अध्या पूरा हुआ॥ ३९४ 


LR 
बत्तीसवाँ अध्याय 


निर्वाणादि-दीक्षाकी सिद्धिके उद्देश्यसे 
अग्निदेव कहते हैं-- ब्रह्म_! बुद्धिमान्‌ पुरुष 
निर्वाणादि दीक्षाऑमें अड्तालीस संस्कार करावे। 
उन संस्कारका वर्णन सुनिये, जिनसे मनुष्य 
देवतुल्य हो जाता है। सर्वप्रथम योगिमें गर्भाधान, 
तदनन्तर पुंसवन- संस्कार करे । फिर सीमन्तोन्नयन, 
जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, चार 
ब्रहचर्यत्रत वैष्णवी, पार्थी, भौतिकी और श्रौतिकी, 
"गोदान, समावर्तन, सात पाकय्- अष्टका, अन्वष्टका 
पर्वण श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री एवं आश्वयुजी, 
सात हविर्यज्ञ--आधान, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, 
चातुर्मास्य, पशुबन्ध तथा सौत्रामणी, सात 
सोमसंस्थाएँ--यज्ञश्रेष्ठ अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, 


यसे सम्पादनीय संस्कारोंका वर्णन 

सहलेश यज्--हिरण्याङ्गरि, हिरण्याक्ष, हिरण्यमित्र, 
हिरण्यपाणि, हेमाक्ष, हेमाङ्ग, हेमसूत्र, हिरण्यास्य, 
हिरण्याङ्ग, हेमजिह, हिरण्यवान्‌ और सब यहाँका 
स्वामी अश्वमेधयज्ञ तथा आठ गुण--सर्वभूतदया, 
क्षमा, आजव, शौच, अनायास, मङ्गल, अकृपणता 
और अस्पृहा--ये संस्कार करे। इश्टदेवके मूल- 
मनसे सौ आहुतियाँ दे। सौर, शाक्त, वैष्णव तथा 
शैब--सभी दौक्षाओमें ये समान माने गये हैं। इन 
संस्कारोंसे संस्कृत होकर मनुष्य भोग-मोक्षको 
प्राप्त करता है। वह सम्पूर्ण रोगादिसे मुक्त होकर 
देववत्‌ हो जाता है। मनुष्य अपने इष्टदेवताके 
जप, होम, पूजन तथा ध्यानसे इच्छित वस्तुको 


'उकथ्य, पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र एवं आसोर्याम; 


प्राप्त करता है॥ १-१३॥ 


हस प्रकार आदि आ्रेय महणे 'तिर्काणादि- दीक्षकों सिद्धिके उद्देश्यले सम्पादनीय संस्कारोका व्ण! 
मक बत्तीस्वाँ अध्याय पूरा हुआ# ३२॥ 
Dn 


तैंतीसबाँ अध्याय 
पवित्रारोपण, भूतशुद्धि, योगपीठस्थ देवताओं तथा 
प्रधान देवताके पार्षद-- आवरणदेवोंकी पूजा 
अग्निदेव कहते हैं-मुते! अब मैं | ब्रहाकी पौर्णमासी एवं अमावस्या तिथि है। जो 


'पविश्रारोपणंकी विधि बताऊँगा। वर्षमे एक बार 
किया गया पवित्रारोपण सम्पूर्ण वर्षभर को हुई 
अ्रीहरिकी पूजाका फल देनेवाला है।आषाढ़ (-को 
शुक्ला एकादशी)-से लेकर कार्तिक (-की शुक्ला 
'एकादशी)-तकके बौचके कालमें ह “पवित्रारोपण' 
किया जाता है। प्रतिपदा धनद-तिथि है। द्वितीया 
आदि तिथियाँ क्रमशः लक्ष्मी आदि देवताओंको 
हैं। यथा-लक्ष्मीकी तीया, गौरीकी तृतीया, 
'गणेशकी चतुर्थी, सरस्वती (तथा नाग देवताओं)- 
'की पञ्चमी, स्वामी कार्तिकेयको षष्ट, सूर्यकी 
सप्तमी, मातृकाऑकी अष्टमी, दुर्गाकी नवमी, 
जाग (या यमराज)-कौ दशमी, ऋषियों तथा 
भगवान्‌ विष्णुकी एकादशी, श्रोहरिकी द्वादशी, 
कामदेवकी त्रयोदशी, शिवकी चतुर्दशी तथा 


मनुष्य जिस देवताका भक्त है, उसके लिए वही 
तिथि पवित्र है॥ १-३॥ 

यवित्रारोपणकी विधि सब देवताओके लिये 
समान है; केवल मन्त्र आदि प्रत्येक देवताके 
छिये पृथक्‌-पृथक्‌ बोले। पवित्रक बनानेके लिये 
सोने-चाँदी और ताँबेके तार तथा कपास आदिके 
सूत होने चाहिये'॥४॥ 

ब्राह्मणीके हाथका काता हुआ सूत सर्वोत्तम 
है। वहन मिले तो किसी भी सूतको उसका 
संस्कार करके उपयोगमें लेना चाहिये। सूतको 
तिगुना करके, उसे पुनः तिगुना करे और उसीसे, 
अर्थात्‌ नौ तन्तुआँद्वारा पवित्रक बनाये। एक सौ 
आठसे लेकर अधिक तन्तुओंद्वारा निर्मित पवित्रक 
उत्तम आदिकी श्रेणीमे गिना जाता है। 


ए. नस पूल विपा समू टेका सप दर के उ ककी ङो सम्फला एवं उसके समा इह फोदी 
,पभित्ारोयण' अत आवाशयक कर्म है । इसे व काप भन्;-साधक दा उपासकको सिसे क होक पड़ता ह। 


के 
कि आचाय सो कहा है 


साचि लकम्‌ कब्गमन्थ मनर सिंडेभ्ेशमवालुवात्‌॥ (क क्र» ३९४) 
अतएव #० वि्नु-रहस्मे भौ कहा गया है- 
समतु । रे च प्र्न हो:॥ ` (वाचसा) 

पिप सधी देवरे लिये उके उक र्ब है। इसके न केसे बभे पजने फलसे हाथ धोना पडता 
है। बह र्म अतप पुरषायक माना गया है। 

सबसे पहले झे इसके लिये उत्तम कालका विचार किया जया है, जिसका दिग्दर्शन मूलके दूसरे तथा तसे श्लोकॉ्मे 
का गया है। सोमे तते इसके लिये आवाद माल उप, श्रावण मध्यम तथा भाहफद कमि है। थे इससे आगे बढ्नेकी आता 
नही देतै। प्यके अनुसार भगवान विणे लिये कका मछरल य-स री है। वैसे तो यह सिंहगता 
सष और क्यात सू, अत भह और आस्थितकी सुता रोको भौ किया जा सकता है। कार्तिक इसके केका स्वधा 
तेष है 


२, कोई-कोई र्‌ प्रतिपदाको अको और दितीयाको जहरीली षि मानो हैं। 
३. परक बनानेके लिये सते, चाँदी ख बके खार गहत है और कम ठथा कपासकै सूलौसे थी इसका निर्माण होता है। 
विचारले सोने, ची तथा लॉबेके से पलि बनानेका विधान यः सत्य, तु थाके लिये रहा है। 
किप रु सलते भी काम लिखा जा सका है। रुकि हो लरी सूोके पदिक अरित करने चाहिये। विष्णा रसू, 
पस, कसू, पटट- सूज ता शुद्ध कपासका सूत इन सबके द्वारा रक बनालेका विधान है। 


«अध्याय ३३० 


६५ 


मस 


(पवित्रारोपणके पूर्व) इष्ट देवतासे इस प्रकार 
प्रार्थना करे--'प्रभो! क्रियालोपजनित दोषको दूर 
करके लिये आपने जो साधन बताया है, देव! 
वही मैं कर रहा हूँ। जहाँ जैसा पवित्रक 
आवश्यक है, वहाँके लिये वैसा हो पवित्रक 
अर्षत होगा। नाथ! आपको कृपासे इस कार्यम 
कोई विध्न-बाधा न आवे। अविनाशी परमेश्वर! 
आपकी जय हो'॥५-७॥ 
इस प्रकार प्रार्थना करके मनुष्य पहले इटदेवके 
'मण्डलके लिये गायत्री-मन्त्रसे पवित्रक बाँधे। 
इश्देव नारायणके लिये गायत्री मन्त्र इस प्रकार 
ॐ जमो नारायणाय विषहे, वासुदेवाय 
धीमहि, तत्नो विष्णु: प्रखोदयात्‌।” इश्टदेवताके 
नामके अनुरूप ही यह गायत्री है। देव-प्रतिमाऑपर 
अर्पित करनेके लिये अनेक प्रकारका पवित्रक 
होता है। एक तो विग्रहकी नाभितक पहुँचता है, 
दूसरा जौँघोंतक और तीसरा घुटनॉतक पहुँचता 
है। (ये क्रमशः कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम ब्रेणीमेँ 
परिगणित हैं!) एक चौथा प्रकार भी है, जो 


चैराँतिक लटकता है। यह पोतक लटकनेवाला 
वित्रक "वनमाला" कहा जाता है। वह एक 
हजार आठ तनुओसे तैयार किया जाता है। 
(इसका माहात्य सबसे अधिक है।) साधारण 
माला अपनी शक्तिके अनुसार बनायी जाती है। 
अथवा वह सोलह अङ्गुलसे दुगुनी बड़ी होनी 
चाहिये। कर्णिका, केसर और दल आदिसे युक्त 
जो यन्त्र या चक्र आदि मण्डल है, उस 
मण्डलको जो नौचेसे ऊपरतक ढक ले, ऐसा 
पवित्रक उसके ऊपर चढ़ाना चाहिये। एकचक्र 
और एकाब्ज आदि मण्डल (चक्र)-में, उस 
मण्डलका मान जितने अदूर हो, उतने 
अङ्गुल मानवाला पवित्रक अर्पित करना चाहिये। 
चेदौपर अपने सताईस अजुलके मापका पवित्रक 
अर्पित करे॥ ८-१२॥ 

आचाोके लिये, पिता-माता आदिफे लिये 
तथा पुस्तकपर चढ़ानेके लिये (या स्वयं धारण 
रेके लिये) जो पवित्रक बनावे, वह नाभितक 
ही लंबा होता चाहिये। उसमें बारह गाँठे लगी 


काका सुत मीक काल हुआ हो, देख आिपुरलका विद है उसके अदय किस थ को उसका सकार करे 
उपगम लाया जा सक है। ओोमकम्भुके लन आचक्डक सू घ है। 'विष्णुशस्य फै अनुसार णवी 
कया, पतिवता बाङाजी तथा सुशीला राया विधा भी पिणक ति सुन दै कर सकती है। 

सूत केश न समा हौ, बह दट स जला न हो, मित ता रक आदिके स्ते दूचित न हुआ हो, मैला था नलका रै नहो. 
एस हके सव है। पर्नु कपमो शुद्ध सुत लेकर, उसे एक बार निन करे पुरिए करै और उन न तनके सूते 
चित्र बगाद। पतित्रककी चार ब्रि हँ. कि, मध्यय, जम और बनमाला । कमि पिका 
होता है। वह शभ होता है तथा उसके अगले सुख, आठ, धन औ पुकि बली गच है। चौपन नुस बनाते गये तिरको 
“गयी संजी गयौ है। यह और पी उ है। इसके अपले दिव्य घोगा दिव्य धमव निवासका सुख प्रात ोण बशा 
गया है।'उत्त' संहक पथिक एक सौ आठ नुस बत है । ऐसा पवर जो भवान वुको अपित करता है, वह विणा 
जाला है। एक हजार आठ सुओ नित पवित्रो 'वतमाला' कन है बह भग रन करनेवाली मानी गयी है।' कनिष्ठ 
पिक क सबाईनभितकको होती मध्य पतित्रक' जलक सकख है और 'उत'पुरतेतकका लंगा होता है। कालिकापुराण 
अध्याय ५८ में भी यह बत कही गरी है। सखा 

कनि किमा सूरा दु सध्ययम्‌। पिई चों रो सुचत 

'वतमाला' भगवतातिमाके बराबर बनायी जाती है। बह देकं होती है। उसके अपस उसकके जम-मृुमय संसार- 
कनका उच्छ हो जाता है। 

(य तना-देवताओंका भी वर्णन है तथा पिके आध्यात्मिक; अधीहि और अधिटैजिक स्वरूपका भी वसतत 
विवेचन उपलब्ध होता है। 

„नाकी प्रि लिये म जनान को । बके शिये ध्यान ला बै धनवान बिष्णु हमें अपने भनन- ध्यक और 
अश कों। 


६६, 


हों तथा उस पवित्रकपर गन्ध (चन्दन, रोली 
या केसर) लगाया गया हो। (वह उसीमें रॅगा 
गया हो') ब्रहान्‌! वनमालामें दो-दो अन्लुलको 
दूरीपर' क्रमशः एक सौ आठ गाँठे रहनी 
चाहिये! अथवा कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम 
पवित्रकमें क्रमशः बारह, चौबीस तथा छत्तीस 
गाठ रखनी चाहिये। मन्द, मध्यम और उत्तम 
मालार्थी पुरुषॉको अनामिका, मध्यमा और 
अङ्गुहसे ही पवित्रक-माला ग्रहण करनी चाहिये। 
अथवा कनिष्ठ आदि नामवाले पवित्रकमे समानरूपसे 
बारह-बारह ही गाठे रहनी चाहिये। (केवल 
तनुओंको संख्ामें और लंबाईमें भेद होनेसे 
उनकी भिन्न संज्ञाएँ मानी जाती हैं।) सूर्य, कलश 
तथा आन आदिके लिये भी यथासम्भव विष्णु- 
भगवान्के तुल्य ही पवित्रक आर्पित करना उत्तम 
माना गया है। पीठके लिये पौठकौ लंबाईके | 
अनुसार तथा कुण्डके लिये भी मेखलापर्यन्त 
लंबा पवित्रक होना चाहिये। विष्णु-पार्षदोके 
लिये यथाशक्ति सूत्र-ग्रन्थि देनी चाहिये। अथवा 
बिता प्रन्थिके ही सत्रह सूत्र चढावे और भद्र 
नामक पार्पदको त्रिसूत्र (तिरसुत) अर्पित 
करे॥ १३-१७॥ 

'पवित्रकको रोचना, अगुरू-कपूर-मित्रित हल्दी 


ममन 


कुछुमके रंगसे रैंग देना चाहिये। भक्त 
"एकादशीको खान, संध्या आदि करके 
पूजागृहमें जाकर भगवान्‌ श्रीहरिका यजन करे। 


ऊपर “श्रियै नमः।' कहकर श्रीदेवीकी पूजा 
करे। द्वारके दक्षिण देशप 'थात्रे नमः, 'गङ्गायै 
जमः।'-इन मन्त्रोका उच्चारण करते हुए 
'धाता' तथा 'गङ्गा'जीकी अर्चना करें और वाम 
देशमें "विधे नमः।, ' यमुनाथै 
बोलकर विधाता एवं यमुनाजीकी पूजा करें। 
इसी तरह द्वारे दक्षिण-वाम देशमें 
क्रमशः “शङ्खनिधये जमः ।' “पदानिधये नमः ।' 
बोलकर शङ्कनिधि एवं पद्मनिधिकी पूजा 
करे। (फिर मण्डपके भीतर दाहिने पैरके 
चार्ष्मधागको तीन बार पटककर विष्नोंका 
अपसारण करे।)' तदनन्तर “सारङ्गाय नमः 
ओलकर विष्नकारी भूतोंको दूर भगावे। (इसके 
बाद ' ॐ हां वास्त्धिपतये हणे नमः ।' इस 
मनका उच्चारण करके ब्रह्मके स्थानम पुष्प 
चढ़ावे)) फिर आसनपर बैठकर भूतादि 
करे॥ १८--२१॥ 


ए समरप करन ह के पल ललल ज अल ज कल रू रत खे। बक 


रकनकारणरकीचरचकः। 
३, सोममा भी यही मश 
_ यवः ३३९०-११४ 


3 कम म 


होर कार्य पर्दी हु विनतः । मुर वनपालाकप्‌-” 
स 
'तिबे केवल उद्धत-सत्र दिये गये हँ सामान्य पाठकको भूशा सम्यक्‌ परिचय करे लिये 


पुणे भत 
च 'म-महाव' ते दिया हुआ प्रकार सुश किया जाला है। 


कतिका शरक सै रहेेकतमेन तद्‌॥ (३८३-३८३) 


(सोयत क्मकाण्ड-क्णाबली ११८) 


चा ॐ स सोलो फ काला सं 
भो देव चित न 


"ॐ गजेशाय नमः ओलकर की गेरी प्रक करे। हरकत कुम्पक लान के हुए मूलाधार सक्रसे कमलनाल-सी 
रत होनेवाली परम-देवता कुष्डलिशैको उठाकर जद भावना करे कि यह कुडी यहे ऊपर ओर उठतो हुई जहास्थतक 
जाही ह।प्रदौष-कॉलिकाके आकारवाले इदस्य जयको साथ ले, साडे पथस हये जाकर स्थित हो गयी है। 


क हु पशत संहरामि नसः। 
frre ॐ हह: फद्‌ हू शब्दत संहरामि नपः। 
rs इस प्रकार पाँच उद्घात-वाक्योंका उच्चारण 
अन्हुहः करके गन्धतमात्रस्वरूप भूमिमण्डलको, वत्रचिहित 
जब परू जरा म कक स उत सळ कर द मल रर कह स न 
प कोर आकृतिकाल जलम भरडा दिन के उलो क सकि सम है था सम एस भब 
पु है। फिर टि लेकर अपके जाकर अलके सू सोघमण्डलकी भाव को । घ दो कमले आर, 
(ला ला ब याण चोन विपत से कर क लेकर हे धे कोका लि 
जहि, रवण आगणदलका न को, जो '3» रन्‌--इस आध्यीजसे ै। 

लकष त लेकर धके क गोका बिल, भुलकी धयत कज पइ 
तुवो बह दलन हो लेक! र भ मोका, स, मोहर आकशवण्डलका चनन को! 
हम” वस आकालबीजसे गुळ है। इस प्रकार भूतगणकौ धालक करके पूछ भूतम पेद, गमन, प्राण, गन्ध, हा, 
तिृतिकला, समान वायु तथा गन्तव्य देश--इन आठ पदाचा चिन्तन करे। (सोम या) जल-मण्डलमे हतेन, ग्रहण, राह, रसना, 
र य परतषवाकला तथा उदातवासुका ध्यानको । वणे फुर, वि, वीर, ने, रूप. शिव, विद्याकला 
कचा । कामथ उ आ, स, रू र्कला तथा असतच हे आठ पथ पिय 
है। इसी तरह आकाशमण्डलये यान्‌, वक्तव्य, बदन, शत, सब्द, ईव, सानयतीता कला तथा प्रालवापु-इन आठ वसाओका 
(तत काना चाहे 

पा ह भा पिन क फू पूर्व कार्यका उलतोलए अप हर्य लीच कौँ। उका कभ इस प्रकार है 8 
कद बोलकर गणली पोका जले उपहार कान "एज वसे साथ भूधरा जल सप को । फिर प 
कर यह बोलकर “चार गुजकले सल तत्वका अधिक उपसंहार करल हइ धावते साथ जलका आशम लय करे। तदफसर 
१32 । कद बोलकर न गोले बुक जक मु उस काल ग गे साथ अरा लप को। फिए 
"5 च फ्‌ यह भोलकर ' दो गणकाले जायुवस्यका आकाल उपसंहर करत हँ-एस भावगाके साथ वादुका आकासे लय 
ज पा जद “3 है क ऐन चसक “एक के आकाशका आकार अपसकार कर स संकतपके सा 
आकारका अकाले लग करे। एसी करे अक तले, हसा नें औ प्रकृति या भाषाका अहा लय करे 

र गुढ सद होकर पुरक चित कोसक जाप की के प है। उसका र काला है। बह 
आ बा ह बा उसका किए. रकी और ब म्न हत ुरतल के शर सबके साथ संगत 
है उसके ह उपल उसका मा है। उसके ह कल और उलकर है उस घपरक मपली 
ह, कह आरत सह है। ऐसे गक किसने के पटक प्रा ' 3 य-द चुका बही था सोलह बार जप 
प दर जा उसका शोषण करे। का क्क रकाय चठ बार गे रप: अबीज ति 
पो जलात आ सउ पो असार भ कर टे टलना ऐक प्राणयामते :52 प-सं 
(त था यतीस चार जप करके उति कु दिदी ते उस भको कढ निकाले। इसके ब देत भमो 
पा अचा अपतवीजक क आत का ४" लन जक उ भाको पन पिणे आ ल 
करदे और भवनं ही देखे कि वह सोनेके अध्डेके समान जान पढ़क है। उदर ' ॐ हन्‌'--इस आकाकीअका जप करो हुए, उस पिण्डके 
दको भरे स्वच्छ होकी भा को और उसके मालक लेकर धत वपर अवसो मे र रचना को। 

पके बाद पुर ष्टा आशय ले, अले प्रकृति, फे महल, महल आ अकरम आकार, आकाशे 
कु बाल आ तले जल, जल च, त, चे आन. आ च और चे पु-ल सति करके 
(अ है रः सोप । इ नद जके साथ सदु हौ, एकू हुए जीवको अपने हदव: कमले स्थि बरे । लदान 
कुक मलघरत हुई देखे। फिर इस प्रकार ्क व्य को. 

स ब तोत चु पन कण. 
[लाल मि सक की ताक पक सकर रकः परा १.५ 

पो लालसागरले ए फत अ कलक न बि अले कए कमलो, धी पाले 
मुळ कोद जहुर तथा पोच बन लिये सल है, से ये भट खाजर थी से ठा, नने मुलक शोभा 
पत. जो भ र यौन उ सुसोित हैं तथा बा रधिके समान सनको अस कन कि है व किया पत देवी 
मारे लिये सुखकी सृष्टि करनेवाली हो ।“ 


सुवर्णमय चतुर पीठको तथा इन्द्रादि देवताओंको 
अपने युगल चरणोमे स्थित देखते हुए उनका 
चिन्तन करे। इस प्रकार शुद्ध हुए गन्धतन्मात्रको 
रसतमात्रमें लीन करके उपासक इसी क्रमसे 
रसतन्मात्रका रूपतन्मात्रमें संहार करे । ' ॐ हूँ हः 


शब्दमात्रं संहरामि नमः।' इन चार उद्घात- 
बाकयोंका उच्चारण करके जानुसे लेकर नाभितकके 
भागको श्वेत कमलसे चिहित, शुक्लवर्ण एवं 
अर्थचन््कार देखे। ध्यानद्वारा यह चिन्तन करे 
कि 'इस जलीय भागके देवता वरुण हैं।' उक 
चार उद्वातोंके उच्चारणसे रसतन्मात्राकी शुद्धि 
होती है। इसके बाद इस रसतन्माआका रूपतरं 
लय कर दे॥ २२-३०॥ 

“ॐ हूं हः फद हूं रूपतत्मात्रै संहरामि नमः ।' 
“ॐ हूं हः फद्‌ हुँ स्पर्शतन्मात्रं संहरामि नम: ।' 
“ॐ हूं हः फद्‌ हुँ शब्दतन्मात्रै सहामि नमः ।' 

इन तीन उद्घातवाक्योंका उच्चारण करके 
जाभिसे लेकर कण्ठतकके भागगे त्रिकोणाकार 
अशिमण्डलका चिन्तन करे। 'उसका रंग लाल 
है; वह स्वस्तिकाकार चिहसे चिह्नित है। उसके 
अधिदेवता अमित हैं।' इस प्रकार ध्यान करके 
शुद्ध किये हुए रूपतन्मात्रको स्परशतन्मात्रमें लीन 
करे। तत्पक्षात्‌ 'ॐ हूं हः फट्‌ हू स्पशतां | 
संहरामि नम: ।', “ॐ हूं हः फद्‌ हूँ शब्दतन्मात्रं | 
संहरामि नमः।' इन दो उद्घातवाक्योके | 
उच्चारणपूर्वक कण्ठसे लेकर नासिकाके बीचके | 
भागमें गोलाकार वायुमण्डलका चिन्तन करे 
“उसका रंग धूमके समान है।वह निष्कलङ्क 
चन्द्रमासे चिहित है।' इस तरह शुद्ध हुए 
स्पर्श-तन्मात्रका ध्यानद्वारा ही शब्दतन्मात्रमें लय 


कर दे। इसके बाद 'ड हुँ ह: फद हुँ शब्दम 
संहरामि नमः।-इस ` एक उद्घातवाक्यसे 
शुद्ध स्फटिकके समान आकाशका नासिकासे 
लेकर शिखातकके भागपें चिन्तन करें। फिर 
उस शुद्ध हुए आकाशका (अहंकार) उपसंहार 
करे॥३९-३७॥ 

तत्पक्ष क्रमशः शोषण आदिके द्वारा देहकी 


हूँ शुधि करे। ध्यानमें यह देखे कि “यं' बीजरूप 


अग्निको प्रकट काके देखे कि सारा शरीर 
अन्निकी ज्वालाओमें आ गया और जलकर 
भस्म हो गया। इसके बाद 'वं' बीजका उच्चारण 
करके भावना करे कि बर्से अमृतका बिन्दु 
प्रकट हुआ है। उससे जो अमृतकी धारा प्रकट 
हुई है, उसने शरीरके उस भस्मको आप्लाबित 
कर दिया है। तदनन्तर "ल॑' बीजका उच्चारण 
कते हुए यह चिन्तन करे कि उस भसमसे दिव्य 
देहका ग्रादर्भाव हो गया है। इस प्रकार दिव्य 
देहकी उद्भावना करके करन्यास और अगजन्यास 
करे। इसके बाद मानस-यागका अनुष्ठान करे। 
हदय-कमलमे मानसिक पुष्य आदि उपचारोंद्ाा 
मूल-मन्त्रसे अङ्गाँसहित देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन करे। वे भगवान्‌ भोग और मोक्ष देनेवाले 
हैं। भगवान्‌से मानसिक पूजा स्वीकार करनेके 
लिये इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये --' देव! 
देवेश्वर केशव! आपका स्वागत है। मेरे निकट 
पधारिये और यथार्थरूपसे भावव प्रस्तुत इस 
मानसिक पूजाको ग्रहण कौजिये।' योगपीठको 
धारण करनेवाली आधारशक्ति कूर्म, अनन्त 
(शेषनाग) तथा पृथ्वीका 'पीठके मध्यभागमें 
पूजन करना चाहिये। तदनन्तर अभिकोण आदि 
चारों कोणोंमें क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा 


+अब्याय ३३० 


दर 


_ महम 
ऐका पूजन करे। पूर्व आदि मुख्य दिशाओंमें | श्रीहरि विराजमान हैं। परसिंड्धा शक्तियाँ-धृति, 


अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्चकी अर्ना 
करे।* पीठके मध्य भागमें सत्वादि गुणोंका, 
'कमलका, माया और अविद्या नामक तत्वोँका, 
'कालतत्वका, सूयाँदि-मण्डलका तथा पक्षिराज 
रडका पूजन करे। पीठके वायव्यकोणसे ईशान- 
'कोणतक गुरुपंक्तिकी पूजा करे॥३८-४५॥ 
गण, सरस्वती, नारद, नलकूबए, गुरु गुरुपादुका, 
परम गुरु और उनकी पादुकाकी पूजा हौ 
गुरुपंकिकी पूजा है। पूर्वसिद्ध और परसिद्ध 
शक्तियॉकी केसरे पूजा करन चाहिये। पूर्वसद्ध 
शक्तियों ये हैं-लक्ष्मी, सरस्वती, प्रीति, कीर्ति, 
शान्ति, कान्ति, पुष्टि तथा तुष्टि। इनकी क्रमशः 


शर, रतितथा कान्ति आदि हैं। मूल-मन्तरसे 
भगवान्‌ अच्युतकी स्थापना की जाती है। पूजाके 
प्रें भगवान यों प्रार्थना करे-'हे भगवन्‌। 
आप मेरे सम्मुख हाँ । ( ॐ अभिमुखो भव।) पूर्व 
दिशामे मेरे समीप स्थित हों।' इस तरह प्रार्थना 
करके स्थापनाके पश्चात अर्ध्य-पाद्य आदि निवेदन 
कर गन्ध आदि उपचारा मूल-मन्त्रसे भगवान्‌ 
अच्युतकी अर्चना करे। ॐ भीषय भीषय इदयाय 
जम: । ॐ जास ्ासय शिरे नमः। ॐ मय 
मर्दय शिखायै नम: । ॐ रक्ष कष रयाय नमः। 
अँ» प्रध्व॑सय प्रध्वंसय कवचाय नमः । ॐ हुँ फट्‌ 
अस्वाय जमः। इस प्रकार अष्तिकोण आदि 


पूर्व आदि दिशाओंमें पूजा की जानी चाहिये। | दिशाओमें क्रमसे मूलबीजद्वारा अङ्गोंका पूजन 


इसी तरह इन्द्र आदि दस दिक्पालोंका भी उनकी 
दिशाओंमें पूजन आवश्यक है। इन सबके बीचमें 


करे॥४६--५१॥ 
पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशामें 


2 आधारकरि कृषक किताप वित्त है। नदे स पक उप और कलषा है और, 


अति है। 


उसके पूजनका पन्त है-' हां आधारशरे का: / काम्‌ अकर हरिके आन हैं। उनकी अ्न-का्स कुन इन्दु (घम) 
कै समाग धवल है; ऊपर उठे ताह-दण्डकाले कमल-पुकुसके सर उनडी आकु है तथा बै जकिलाप आसद हँ । पूजगका पना 
ह- ॐ हां आगखसताच गम ।' धर्म आदिक पूते मन यो =! हा व नवः-- आवै ।; 52 हाप नमते; 
"ॐ ह वाचाच जग; =; कच ननः (सोत कर्मकाण्ड-करमाकली १९-१६४ के आप) | 
सी तत 3 हां अपव जग: ता पसे मनो कहा करके अकी अर्चक को । शारदाठिलकपै आधाता धान 
एक देवक रूपये बताया गक है। बह कृ्ीकेलापर आलय है। उसका मनोहर मख शकारे चन्द्रमाको सजित कर है तथा उसने 
अपने हषे टो कमल धरण किये हैं। उक्त आधारतकिके सस्तकपर भगवान्‌ कूर्म वियर हँ। उनकी कानि तोली है।' 3 हाँ 
कय नमः“. तस मे उनका भी पूजन को कके ऊर आला (एही प्रि नौचेकौ आधाभू शिला) है, उसपर 
कुस गौर अन्तदेव विराज रह है। उनके हाम चक है। (के चे उनकी आकृत सवत है और मिले ऊपर मुत्‌) 
जे मसत पृष्वोको धारण क हैं। एस क पू भना उनकी पूजा करे डगके शि विराजमान भूदेवौका ध्यान और 
पू करे। 'वे हयालकै स समरण है हो नस कमल धारण कै हं उनके कटे कमी मेखला स्कुरित हो एही 
ह (ॐ हाँ यु नम: ।; ॐ हा खनव नमः /--इससे पृथी समू करके) उसके ऊपर रलम पक, 
मियय मण्डपका तथा वहाँ सोध पेले वान्छाूरक कमका चिन्तन और पूजन करना चाहिये। उन कल्पक नचे 
अभिमदी वेदिकाका ध्यान को । उ वेदीपर योगपौठ स्फ है। उस चके जो पे है, व हो धर्म आदि रूप ै। एने ध लात, जान 
र, वरग ल्य चौत तथा य नल है। को आकृति पके समान है। जन सिके, वैरागय भूतके तथा हके 
कपे विराजमान है। कोणें दा और दिने आधमाँदेका पूजन केके अनना फटसथित कमलका भ्यान करे। बह लौन 
प्रकारका है- पहला आकर, दूसरा सकाल और तसरा सततच है। इस दिध कमलका पुजन करके साधक प्रकृतिमय 
हलका विकृतिमच केसरोंका तथा पचास असे युछ किक पूजन करे सका बरोह स, चना और अस्तिमष्डलका 
पूजन करे। कमलादिके पूजनका म यो समझ चाहिये-.' आक सि काका कमला नम, मेयो 
जः; किमक नः दलात न, चरकाय सम: । 

नः (खरदातिलक, च पटल ५९-९९) 


७ अतु» 


हत) 


मूर्त्यत्पक आवरणकी अर्चना करे। वासुदेव, 
संकर्षण, पुन और अनिरुद्ध-ये चार मूर्तियां 
हैं। अग्निकोण आदि कोणोंमें क्रमशः श्री, रति, 
धृति और कान्तको पूजा करे। ये भौ श्रोहरिको 
मूर्तियाँ हैं। अग्नि आदि कोणोंमें क्रमशः शङ्ख, 
चक्र, गदा और पद्मकी परिचर्या करे। पूर्वादि 
(दिशाओं शाङ्ग, सुशल, खड्ग तथा वनमालाकी 
अर्चना करे। उसके बाहाभागमेँ पूर्वादि दिशाओमें 
क्रमशः इ, आग, यम, नित, वरुण, वायु, कुबेर 
तथा ईशानकी पूजा करके नईत्य और पश्िमके 
बौचमे अन्तको तथा पूर्व और ईशानके बे 
ब्रहाजीकी अर्चना करे। इनके बाह्ाभागमे यज 
आदि अस्त्रमय आवरणोंका पूजन करे। इनके भी 
बाहभाणमें दिकृपालोंके वाहनरूप आवरण पूजनीय 
होते हँ। पूर्वादिके कमसे ऐशवत, छाग, पैसा, वानर, 
मत्स्य, मृग, शश (खरगोश), वृषभ, कूर्म और 
हंस-इनकी पूजा करनी चाहिये। इनके भौ 
अह्मभागमें पृश्चिग्ध और कुमुद आदि द्वारपालॉकी 
पूजाकी विधि कही गयी है। पूर्वसे लेकर 
उत्तरतक प्रत्येक द्वारपर दो-दो द्वारपालॉकी पूजा 
आवश्यक है। तदनन्तर श्रीहरिको नमस्कार करके 


बहयभागे बलि अर्पण करे ।' ३, विष्णुपार्षदेध्यो 
जमः।' बोलकर बलिपीठपर उनके लिये बलि 
इस रकार आदि आलेक महतामे * 


समर्पित करे॥५२-५७॥ 
ईशानकोणमें “ङ विश्वाय विष्वक्सेनात्मने 
जमः /--इस मनसे विष्यक्सेनकी अर्चना करे। 
इसके बाद भगवान्के दाहिने हाथमें रक्षासूतर 
जाँचे। उस समय भगवान्ले इस प्रकार कहे 
“पभो! जो एक वर्षतक निरन्तर की हुई आपकी 
पूजाके सम्पूर्ण फलकी ग्रासिम हेतु है, वह 
पवित्रारोहण (या पवित्रारोपण) कर्म होनेवाला 
है; उसके लिये यह कौतुक (मङ्गल-सूत) धारण 
कौजिये।' ' ॐ नमः।' इसके बाद भगवान्‌के 
समीप उपवास आदिका नियम ग्रहण करे और इस 
प्रकार कहे--'मैं उपवासके साथ नियमपूर्वक 
रहकर इष्टदेवको संतुष्ट कहैँगा। देवेश्वर! आजसे 
लेकर जबतक वैशेषिक (विशेष उत्सव)-का 
दिन न आ जाय, तबतक काम, क्रोध आदि 
सारे दोष मेरै पास किसी तरह भी न फटकने 
पे ती यजमान यदि उपवास करनेमेँ असमर्थ 
हो तो नक्त-ब्रत (रातमें भोजन) किया करें। 
हवन करके भगवातूकी स्तुतिके याद उनका 
विसर्जन करे। भगवानका नित्य-पूजन लक्ष्मीकी 
प्राति करानेवाला है। 'ॐ हीं श्रीं श्रीधराय 
जैलोक्यमोहनाय नमः ।'--यह भगवानूकी पूजाके 
लिये मन्त्र है॥५८-६३॥ 
!-विधि-कषन ' ासक 


कसय अध्याय पूरा हुआ# ३३ 
pe 


चौंतीसवाँ अध्याय 
पवित्रारोपणके लिये पूजा-होमादिकी विधि 


अग्निदेव कहते हैं_ मुनीश्वर! निम्नाङ्कित 
मतका उच्चारण करते हुए साधक यागमण्डपमें 
प्रवेश करे और सजावटसे यहके स्थानकी शोधा 
अढ़ाबे (तथा निम्माङ्कृत श्लोक पढ़कर भगवान्को 
नमस्कार करे)-“वेदौं तथा ब्राह्मणोंके हितकारी 


देवता अव्ययात्मा भगवान्‌ श्रीधरको नमस्कार 
है।! ऋ, यजुर्वेद तथा सामवेद आपके स्वरूप 
हैं; शब्दमात्र आपके शरीर हैं; आप भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार है।* सायंकाल सर्वतोभद्रादि- 
मण्डलकी रचना करके यजन-पूजन-सम्बन्धी 


पापले दा पम क उद 


>अध्याय ३४ 


७१ 


बबल 


द्रव्योंका संग्रह करे। हाथ-पैर घो ले। सब 
"सामग्रीको यथास्थान जँचाकर हाथमें अर्घ्य लेकर 
मनुष्य उसके जलसे अपने मस्तकको साँचे। फिर 
द्वारदेश आदिमें भी जल छिड़के। तदनन्तर 
द्वारयाग (द्वारस्थ देवताओका पूजन) आरम्भ 
करे। पहले तोरणेश्वरॉकी भलीभोति पूजा करे। 
पूर्वादि दिशाओंके क्रमसे अश्वत्थ, उदुम्बर, वट 
तथा पाकर ये वृक्ष पूजनीय हैं। इनके सिवा पूर्व 
'दिशामें ऋष वेद, इन्द्र तथा शोभनको, दक्षिणमें 
यजुवद, यम तथा सुभट्रकी, पक्षममें सामवेद, 
वरुण तथा सुधन्वाकी और उत्तरमें अधर्ववेद, 
सोम एवं सुहोत्रको अर्चना करे॥१--५॥ 
तोरण (फाटक)-के भीतर पताकाएँ फहरायौ 
जाये, दो-दो कलश स्थापित हों और कुमुद 
आदि दिगाजोका पूजन हो। प्रत्येक दरवाजेपर 
दो-दो द्वारपालॉकी उनके नाम-मन्त्रसे ही पूजा 
की जाय। पूर्व दिशामें पूर्ण और पुष्करका, दक्षिण 
दिशामें आनन्द और नन्दनका, पश्चिममें वीरसेन 
और सुषेणका तथा उत्तर दिशामे सम्भव और 
प्रभव नामक द्वारपालॉका पूजन करना चाहिये। 
अस्त्र-मन्त्र (फर्‌)-के उच्चारणपूर्वक फूल बिखेरकर 
विष्लांका अपसारण करके पश्चात्‌ मण्डपके 
भीतर प्रवेश करे। भूतशुद्धि, न्यास और मुद्रा 
करके शिखा (वषट्‌)-के अन्तमें "फट्‌' जोड़कर 
उसका जप करते हुए सम्पूर्ण दिशाओंमें सरसों 
छंटे। इसके बाद वासुदेव-मनत्से गोमूत्र, संकर्षण- 


मनसे गोमय, प्रधुम्त-मनत्रसे गोदुग्ध, अनिरुद्ध- 
मन्त्रसे दही और नारायण-मन्तरसे भृत लेकर 
सबको घृतपात्रे एकत्र करे; अन्य वस्तुओँका 
भाग घीसे अधिक होना चाहिये। इन सबके 
'मिलनेसे जो वस्तु तैयार होती है, उसे 'पञ्चग्य' 
कहा गया है। पञ्चगव्य एक, दो या तीन बार 
अलग-अलग बनावे। इनमेंसे एक तो मण्डप 
(तथा वहाँकी वस्तुओं)-का प्रोक्षण रेके लिये 
है, दूसण प्राशनके लिये और तीसरा खनके 
उपयोगमे आता है। दस कलशॉकी स्थापना 
करके उनमें इन्द्रादि लोकपालॉंकी पूजा करे। 
पूजन करके उन्हें श्रोहरिकी आज्ञा सुनावे-- 
*लोकपालगण! आपको इस यज्ञकी रक्षाके लिये 
श्रीहरिकी आज्ञासे यहाँ सदा स्थित रहना 
चाहिये'॥६-१२॥ 

याग-द्वव्य आदिकी रक्षाकी व्यवस्था करके 
विकिर' (विष्न-निवारणके लिये सब ओर छोटे 
जानेवाले सर्षप आदि) ट्रव्योंको बिखेरे। सात 
बार असत्र-सम्बन्धी मूल-मन्त्र (अस्त्राय फट्‌)- 
का जप करते हुए ही उक्त वसतुओंको सब ओर 
'बिखेरना चाहिये। फिर उसी तरह अस्त्र-मखका 
जप करके कुश'_कूर्च ले आवे। उन्हें ईशान 
कोणय रखकर उन्होंके ऊपर कलश और वर्षनीको 
स्थापित करे। कलशमें श्रीहरिका साङ्ग पूजन 
करके वर्धनीमें अस्त्रकी अर्चना करे। वर्धनीकी 
छिन्न धारासे यागमण्डपको प्रदक्षिणक्रमसे सौंचते 


६ शादातितक (पटल ४ श्लोक १४-१५)-मे साच, घास, भ ददर तथा अखि कहा है; ये समसत 


क्षसा नाश कालेवाले हं 
क 
३. शारदातिलकने धी साता कार असमन 


एजः । वि इति सिः स्रामः ॥ 
किलक विधान है। यच 


वि सला 

३, दस कसे बच हुआ कू 'कत्छड़ कहा ग है। दो रोका ख क्च कथा जच कोका विष कच होता 
है, स कलो “केला है। कृचा एड रू विसर उनकी ब एक अजुलदो और उसके रनक सई लन 
अलुलकी होते चारे । (न वि, सकम ट १४-१५) 


हुए कलशको उसके उपयुक्त स्थानपर ले जाय 
और स्थिर आसनपर स्थापित करके उसकी पूजा 
'करे। कलशके भीतर पञ्चरल डाले। उसके ऊपर 
वस्त्र लपेटे। फिर उसपर गन्ध आदि उपचाराँद्वारा 
श्ीहरिका पूजन करे। वर्षनोमें भी सोनेका टुकड़ा 
डाले। उसके बाद उसपर अस्त्रकी पूजा करके, 
उसके वाम-भागमे पास ही, वास्तु-लक्ष्मी तथा 
“भूविनायक'की अर्चना करे। संक्रान्ति आदिके 
समय इसी प्रकार श्रोविष्णुके खान-अभिषेककी 
व्यवस्था करे। मण्डपके कोणों और दिशाओमें 
कुल मिलाकर आठ और मध्यमें एक-इस 
प्रकार नौ पूर्ण कलशोंको, जिनमें छिद्र न हों, 
स्थापित करके उनमें पादय, अर्घ्य, आचमनीय 
तथा पञ्चगव्य डाले। पर्व आदिके कलशोमि उ 
'बस्तुएँ डालनी चाहिये। अग्निकोण आदिके कलशॉमें 
उक्त वस्तुओंके अतिरिक्त पमृतयुत जल अधिक 
'डालनेका विधान है। पाद्यकी अङ्गभूता चार वस्तुएँ 
हैं-दही, दूध, मधु और गरम जल॥ १३-१९ ॥| 

किन्हौके मतमें कमल, श्यामाक (तिन्नीका 
चावल), दूर्वादल और विष्णुक्रान्ता ओषधि -इन 
चार वस्तुओसे युक्त जल 'पाद्य' कहलाता है"। 
इसी तरह अध्यके भी आठ अङ्ग कहे गये हैं। 
जौ, गन्ध, फल, अक्षत, कुश, सरसों, फूल और 
तिल-इन आठ द्रव्यांका अध्यंके लिये संग्रह 
करना चाहिये'। जाती (जायफल), लवङ्ग और 
कङ्ोलमुक्त जलका आचमनः देना चाहिये। इश्देवको 
मूलमन्त्रसे पञ्चामृतद्वारा स्नान करावे। बीचवाले 
कलशसे भगवानके मस्तकपर शुद्ध जलका छौटा 


दे। कलशसे निकले हुए जल एबं कूचांग्रका स्पर्श 
करे फिर शुद्ध जलसे पाद, अर्घ्ध और आचमनीय 
निवेदन करे। तत्पकषत वससे भगवान शरीविग्रहको 
चॉकर वस्त्र धारण करवे और वस्त्रके सहित 
उं मण्डलम ले जाव। वहाँ भलीभौति पूजा करके 
आणायामपूर्वक कुण्ड आदिमे होम करे। (हवनकी 
विधि--) दोनों हाथ धोकर कुण्डम या वेदीपर 
तीन पूर्वाग्र रेखाएँ खाँचे। ये रेखाएँ दक्षिणकी 
ओरसे आरम्भ करके क्रमशः उत्तकी ओर 
खाँचो जायें। फिर इन्होंके ऊपर तीन उत्तर 
रेखाएं खींचे। (ये भी दाहिनेसे आरम्भ करके 
क्रमशः यें खींची जावें)॥ २०-२५॥ 
ततक्ष अध्यके जलसे इन रेखाओंका प्रोक्षण 
करे और योनिमुद्रा दिखावे । अगतिका आत्मरूपसे 
चिन्तन करके मनुष्य योनियुक्त कुण्डमें उसकी 
स्थापना करे। इसके बाद द, सुकू, सुवा 
आदिक साथ पात्रासादन को । बाहमात्रकी परिधियौँ, 
इसम, प्रणीतापात, प्रोक्षणीपात्र, आज्यस्थाली, 
चौ, दो-दो सेर चावल तथा अधोमुख सुक्‌ और 
खुवाकी जोड़ी। प्रीता एवं रक्षणमेव कुश 
रखे। प्रणीताको जलसे भरकर भगवानूका ध्यान- 
पूजन करके उसको अग्निके पश्चिम अपने आगे 
और आसादित द्रव्यौकि मध्यमें रखे। प्रोक्षणीको 
जलसे भरकर पूजनके पश्चात्‌ दाहिने रखे। आगपर 
चल्को चढ़ाकर पकावे और अग्निसे दक्षिण 
दिशामें ब्रह्माजीकी स्थापना करे। कुण्ड या वेदीके 
चारों ओर पूरवादि दिशामें कुश (बहि) बिछाकर 
_परिधियोंको स्थापित करे। तदनन्तर गर्भाधानादि 


र्थ पहदामदुजे दाद देवस्य इटयालुका एचफमकदूरामशिु्ाभशत्‌॥ (पटल ४।९३) 
रः सदेवम्‌ ७ (सा+ ४। १९-१६) 


त्थपुष्फकषाकवकुलापतिलसर्प:..। 
३. सुफमनोज बदने ददादायमनीयकम्‌। कालतो हेतिः ॥ (शा 


१९0 


(४ ना योनु लकष इस प्रकार कहा सवा है- 
तिः कतिक र तन्नामके । अकोल दमम रा ४ (६० ख १ करे २) 


«अध्याय ३५० 


७३ 


संसारके द्वारा अधिका वैष्णवीकरण को । गर्भाधान, 
पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म एवं नामकरणादि- 
समावर्तनानत संस्कार करके प्रत्येक कर्मक लिये 
आठ-आठ आहुतियाँ दे तथा खुवायुक्त खुक्के 
द्वार पूर्णाहुति प्रदान करे॥ २६--३३॥ 

कुण्डके भीतर ऋतुझ्राता लक्ष्मोका ध्यान 
करके हवन करे। कुण्डके भीतर जो सकषम हैं 
उन्हें 'कुण्डलक्ष्मी' कहा गया है। वे ही गुणात्मिका 
प्रकृति हैं। "वे सम्पूर्ण भूवॉकी तथा विद्या एवं 
मन्तर-समुदायकी योनि हैं। परमात्मस्वरूप अग्निदेव 
मौक्षके कारण एवं मुक्तिदाता हैं। पूर्व दिशाको 
ओर कुण्डलक्ष्मौका सिर है, ईशान और अभ्तिकोणकी 
ओर उसकी भुजाएँ हैं, वायव्य तथा नऋल्यकोणयें 
ज॑पाएँ हैं, उदरको 'कुण्ड' कहा है तथा योतिके 
स्थानें कुष्ड-योनिका विधान है। सत्व, रज 


पंद्रह समिधाओंका होम करे। फिर वायुसे लेकर 
अग्निकोणतक ' आघार' नामक दो आहुतियाँ दे। 
इसी तरह आग्रेयसे ईशानानततक 'आ्य-भाग' 
चामक आहुतियोंका हवन करे। आज्यस्थालीमेंसे 
उत्तर, दक्षिण और मध्यभागसे पत लेकर द्वादशे, 
अर्थात्‌ मूलको बारह बार जप कर अमे भी 
[उन्हीं दिशाओंमें उसकी आहुति दे और वहीं 
उसका त्याग करे*। इसके बाद "भूः स्वाहा' 
इत्यादि रूपसे व्याइति-होम करे। कमलके मध्यभाग 
संस्कारसम्पन्न अग्निदेवका “विष्णु' रूपमे ध्यान 
करे। "वे सात जिह्ाओसे युक्त हैं, करोड़ों सूयोँकि 
समान उनकी प्रभा है, चन्द्रोपप मुख है और 
सूर्व-सद्श देदीप्यमान नेत्र हैं।' इस तरह ध्यान 
करके उनके लिये एक सौ आठ आहुतियाँ दे। 
अथवा मूल-मन्रसे उसकी आधी एवं आठ 


और तम--ये तीन गुण ही तीन मेखलाएँ हैं।' | आहुतियाँ दे। अङ्गोँके लिये भी दस-दस आहुतियाँ 
इस प्रकार ध्यान करके प्रणवमन्त्रसे मुष्टिमुद्ाद्वारा | दे॥ ३४--४१॥ 
जस प्रकार आदि आफ्रेय महाएुराणमों 'पविजञरोपण- सम्बन्धी पूजा- होम- विधिका वर्णन” विषयक चौतीसवाँ 
अध्याय पूण हुआ# ३४॥ 


अग्निदेव कहते है मुनीर सम्पाताहुतिसे | से उन्हें सुरक्षित रखे। पविताओें वस्त्र लपेटे 
पवित्रा ओंका सेचन करके उनका अधिवासन | हुए ही उन्हें पाजमें रखकर अभिमन्त्रित करना 
करना चाहिये। तृसिंह-मन्त्रका जप करके उन्हें | चाहिये। बिल्व आदिके सम्पर्कसे युक्त जलद्वारा 
अभिमत्त करे और असनत (अस्त्राय फट्‌।)- | मनत्रोचचारणपूर्वक उन सबका एक या दो बार 

पक सयर य सेन फ रु ररर ररर रुरु र) 
सर करे हटना नना पाटो दषे नतर और न सा गाडीका ध्यत करके हवन कर । 38 
जम कस मना सुवे दक्षिण की ओके च लेकर कल अरे सवा रमन ककर एक आहत नए 
उततर भागसे चौ लेकर '३» सोमाय स्वाहा इदं सोमाय।' बोलकर एक आहुति अम्निके यायनेजरमे दे। इसके बाद बौचसे घो लेकर 
तोमाय नम ह मनले एक हे य कुर दिन घे थी लेकर अ मे 
स्विकृत स्वाहा' बोलकर एक आहुति दे। इसके बाद व्याइति-होम करका चाहिये (मन्तरमहार्णवसे) । जिस भागसे आज्याहुति ली जाय, 
जे रत भा उसका मल सा कर जैस कि कहा है 

“लनो वि हो स 


सोव भग तस्य समतु 
(ऋ 0० ५ परत, सोक ५८ की रीका) 


७४ 


2 अम्निपुराण 


प्रोक्षण करना चाहिये। गुरुको चाहिये कि कुम्भपात्मे। 
पचित्राओँको रखकर उनकी रक्षाके उददेश्यसे उस | 
चात्रसे पूर्व-दिशामें संकर्षण-मन्त्द्ारा दन्तका 
और आँवला, दक्षिण-दिशामें पुनम 
भस्म और तिल, पश्चिम-दिशामें अनिरुद्ध-मनत्रदारा 
गोबर और मिट्टी तथा उत्तर-दिशामें नारायण- 
अन्ता कुशोदक डाले। तदनन्तर अग्निकोणमें 
हदय-मतरसे कुङ्कुम तथा रोचना, ईंशानकोणमें 
शमनर धूप, नैईल्यकोणमें शिखामनत्रारा 
दिव्य मूलपुष्प तथा वायव्यकोणयें कयच-मन्ाा 
चन्दन, जल, अक्षत, दही और दूरवाकों दोनेमें 
रखकर छीट। मण्डपको त्रिसूत्रसे आवेशित करके 
पुनः सब ओर सरसो बिखेरे॥१-६॥ 
देवताओंकी जिस क्रमसे पूजा की गयी हो, 
उसी क्रमसे, उनके लिये उनके अपने-अपने 
जाम-मन्तरोसै गन्धपवित्रक' देना चाहिये। द्वारपाल 
आदिको जाम-मन्तरोंसे ही गन्धपवित्रक अर्पित 
करे। इसी क्रमसे कुम्भमें भगवान्‌ विष्णुको 
सम्बोधित करके पित्रक दे--'हे देव! यह आप 
भगवान्‌ विष्णुके ही तेजसे उत्पन्न रमणीय तथा 
सर्वपातकनाशन पतित्रक है। यह सम्पूर्ण मगोरघोंको 
दैनैवाला है, इसे मैं आपके अङ्गमे धारण कराता 
हुँ।' धूप-दौप आदिके द्वारा सम्यक्‌ पूजन करके 
अण्डपके दारके समीप जाय तथा गन्ध, पुष्प और 
अक्षतसे युक्त वह पवित्रक स्वयंको भी अर्पित 
करे। अपनेको अर्पण करते समय इस प्रकार 
कहे-“यह पवित्रक भगवान्‌ विष्णुका तेज है 


और बड़े-बड़े पातकॉका नाश करनेवाला है; मैं 
धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धिके लिये इसे अपने 
अङ्गम धारण करता हूँ।' आसनपर भगवान्‌ 
हरिके परिवार आदिको एवं गुरुको पवित्रक 
दे। गन्ध, पुष्प और अक्षत आदिसे भगवान्‌ 


तदनन्तर औग्निमें अधिष्ठातारूपसे स्थित भगवान्‌ 
विष्णुको पवित्रक अर्पित करके उन परमेश्वरसे 
चों ग्रथना करे-“केशव! आपका श्रीविग्रह 
क्षौरसागरमें महानाग ( अनन्त) -की शब्यापर शयन 
करवला है। पै प्रातःकाल आपकी पूजा करूँगा; 
आप मेरै समीप पधारिये।' इसके बाद इन्द्र आदि 
'दिक्पालोंको बलि अर्पित करके श्रीविष्णु-पा्थदोंको 
भी बलि भेंट करे। इसके बाद भगवान्‌के सम्मुख 
सुगलवस्त्र-भूषित तथा रोचना, कर्पूर, केसर और 
गन्ध आदिके जलसे पूरित कलशको गन्ध-पुष्प 
आदिसे विभूषित करके मूलमन्त्रसे उसकी पूजा 
करे। फिर सण्डपसे बाहर आकर पूर्व दिशामें 
लिये हुए मण्डलत्रयमें पञ्चगव्य, चरु और 
'इन्तकाहका क्रमश: सेवन करे रतम पुराणश्रवण 
तथा स्तोत्रपाठ करते हुए जागरण करे। पर प्रेषक 
बालकों, स्त्रियों तथा भोगीजनोंके उपयोगमें 
आनेवाले गन्धपवित्रकको छोड़कर शेषका तत्काल 
अधिवासन करे॥ १३--१८॥ 


' प्रकार आदि आर सापपुराण्ं 'पकिशधरयासम- विधिका र्न" कमक सव अध्य पूरा हुआ॥ ३५० 
ति ना 


(१, सको केल गु करके पिया बनायो का लो उसे गिक” कहते हैं इसमें एक गोठ होली है और धोड़े न्‌। 


'कोई-कोई इसे 'कनिहसंज्म” भी कहते हँ। जैसा कि बचत है 


“गये सा 
त पपत स्ाेक्य्ुम्‌। किसंकनिेके फिरपेण वििितम्‌॥ 


(किव गदेव, करियापाद २९ पटल १२, ३६) 


३ ब प्राचीने ण्डे कोरे पढल चे दघ च भन्‌ 


(किय गेव, उतर, क्रियापाद २१वा पटल) 


अध्याय ३६० ७५ 
छत्तीसवाँ अध्याय 
भगवान्‌ विष्णुके लिये पवित्रारोपणकी विधि 


अग्निदेव कहते हैं- मुने! प्रात:काल खान 
आदि करके, द्वारपालॉका पूजन करनेके पक्षात्‌ 
गुप्त स्थानमें प्रवेश करके, पूर्वाधिवासित पवित्रकमेसे 
'एक लेकर प्रसादरूपसे धारण कर ले। शेष द्रव्य- 
बस्त्र, आभूषण, गन्ध एवं सम्पूर्ण निर्माल्यको 
हटाकर भगवानूको स्नान करानेके पश्चात्‌ उनकी 
पूजा करे। पञ्चामृत, कषाय एवं शुद्ध गन्धोदकसे 
नहलाकर भगवानके निमित्त पहलेसे रखे हुए 
वस्त्र, गन्ध और पुष्पको उनकी सेवामे प्रस्तुत 
'करे। अग्निमें नित्यहोमकी भाँति हवन करके 
अगवानूकी स्तुति-परार्थता करके अनन्तर उतके 
चरणॉमें मस्तक नवाबे। फिर अपने समस्त कर्म 
भगवानूकों अर्पित करके उनकी नैमित्तिकी पूजा 
करे। द्वारपाल, विष्णु, कुम्भ और वर्षनीकी 
प्रार्थना करे। ' अतो देवाः ' इत्यादि मन््रसे, अथवा 
मूल-मन्रसे कलशपर श्रीहरिको स्तुति-प्रारथता 
'करे--'हे कृष्ण! हे कृष्ण! आपको नमस्कार है। 
इस पवित्रकको ग्रहण कीजिये। यह उपासकको 
पवित्र करनेके लिये है और वर्षभर की हुई 
चूजाके सम्पूर्ण फलको देनेवाला है। नाथ! पहले 
मुझसे जो दुष्कृत (पाप) बन गया हो, उसे नष्ट 
करके आप मुझे परम पवित्र बना दीजिये। देव! 
सुरेश्वर! आपकी कृपासे मैं शुद्ध हो जाकैगा।* 
हदय, सिर आदि मनोरा पवित्रकका तथा 
अपना भी अभिषेक करके विष्णुकलशका भी 
रक्षण करनेके बाद भगवानूके समीप जाव। 
उनके रक्षाबन्धनको हटाकर उन्हें पवित्रक अर्पण 
करे और कहे--'प्रभो! मैंने जो ब्रह्मसूत्र तैयार 


किया है, इसे आप ग्रहण करें। यह कर्मकी 
पूर्तिका साधक है; अतः इस पवित्रारोपण कर्मको 
आप इस तरह सम्पन्न करें, जिससे मुझे दोषका 
भागी न होना पड़े'॥ १-९ ६॥ 

ड्वारपाल, योगपीठासन तथा मुख्य गुरुको 
पिरक चढ़ावे। इनमें कनि शरेणीका ( नाभितकका) 
पितरक द्वारपालोंको, मध्यम श्रेणीका (जॉपतक 
लटकनेवाला) पवित्रक योगपीठासनको और 
उत्तम (घुटनेतकका) पवित्रक गुरुजनोंको दे। 
साक्षात्‌ भगवानूकों मूल-मन्त्रसे वनमाला (पैरोंतक 
लटकनेवाला पवित्रक) अर्पित करें। 'नमो 
विष्वक्सेनाय' मन्त्र बोलकर विष्वक्सेनको भी 
चित्रक चढ्वे। अग्निम होम करके अस्लिस्थ 
विदि देवताओंको पवित्रक अर्पित करे। तदनतर 
'घूजनके पश्चात्‌ मूल-मन्तरसे प्रायक्षितके उददेश्यसे 
पूर्णाहुति दे। अषटोतरशत अथवा पाँच औपनिषद- 
मनसे पूर्णाहुति देनी चाहिये। मणि या मूँगॉंकी 
मालाओसे अथवा सन्दाए-पुष्प आदिसे अध्येतरशतकी 
गणना करनी चाहिये। अन्तमें भगवानूसे इस 
प्रकार प्रार्थना करे-“गरुडध्वज! यह आपकी 
वार्षिक पूजा सफल हो। देव! जैसे वनमाला 
आपके वक्षःस्थलमें सदा शोभा पाती है, उसी 
तरह पवित्रकके इन तन्तुओंको और इनके द्वारा 
की गयी पूजाको भी आप अपने हदयमें 
धारण करें। मे इच्छसे या अनिच्छासे नियमपूर्वक 
कौ जानेवालो पूजामें जो ज्रुटियाँ की है विप्रवर 
विधिके पालनमें जो न्यूनता हुई है, अथवा 
कर्मलोपका प्रसङ्ग आया है, वह सब आपकी 


दियर न्य हे पक्‌ । देकर प 
काक रया यया दुक कृङम्‌। शो भवाल्वई देव तस्स सुरेधर॥ 


(+ ३६।६, ७) 


७६ 


, अग्तियुराण- 


डम 


कृपे पूर्ण हो जाय। मेरै द्वारा की हुई आपको 

पूजा पूर्णतः सफल हो'॥ १०-१५६ ॥ 
इस प्रकार प्रार्थना और नमस्कार करके 
अपराधेकि लिये क्षमा माँगकर पवित्रकको मस्तकपर | 
चढ़ाबे। फिर यथायोग्य बलि अर्पित करके 
दक्षिणा वैष्णव गुरुको संतुष्ट करे। ययाशक्ति 
एक दिन या एक पक्षतक ब्राहारणोको भोजन- 
वस्त्र आदिसे संतोष प्रदान करे। ख्ानकालमें 
पित्रकको उतारकर पूजा करे। उत्सवके दिन 
'किसीको आनेसे न रोके और सबको अनिवार्यरुपसे 
अन्न देकर अनमं स्वयं भी भोजन करे। विसर्जनके 
(दिन पूजन करके पवित्रकोका विसर्जन करे और 
इस प्रकार आदि आ्रेय महापुराणरमे "। 


इस प्रकार प्रार्थना करे--'हे पवित्रक! मेरी इस 
वार्षिक पूजाको विधिवत्‌ सम्पादित करके अब 
हुम मेरे दार विसर्जित हो विष्णुलोकको पधारो।' 
उत्तर और ईशानकोणके बीचमें विष्वक्सेनकी 
पूजा करके उनके भी पवित्रकोकी अर्चना करनेके 
पश्चात्‌ उन्हें णको दे दे। उस पवित्रकर्में 
जितने तन्तु कल्पित हुए हैं, उतने सहर युर्गोतक 
उपासक विष्णुलोके प्रतिष्ठित होता है। साधक 
विश्वारोपणसे अपनी सौ पूर्व पीढ़ियोंका उद्धार 
करके दस पहले और दस बादकी पीढियोंको 
विष्णुलोकमें स्थापित करता और स्वयं भी मुक्ति 
प्रात कर लेता है॥ १६--२३॥ 

'विष्णु- पचि्ारोपणविधि-निरूपण ' नामक 


छलीसका अध्याय पूरा हुआ # ३६ # 
ie 
सैंतीसवाँ अध्याय 
संक्षेपसे समस्त देवताओंके लिये साधारण पवित्रारोपणकी विधि 


अग्निदेव कहते हैं-मुने! अब संक्षेपसे 
समस्त देवताओके लिये पविश्रोपणकी विधि 
सुनो। पहले जो थिह कहे गये हैं, उनहों लक्षणोंसे 
युक्त पवित्रक देवताको अर्पित किया जाता है। 
उसके दो भेद होते हैं 'स्वरस' और 'अनलग'। 
पहले निश्नाद्धित रूपसे इष्टदेवताको निमन्त्रण देना 
'चाहिये--' जगत्‌के कारणभूत ब्रहदेव! आप परिवार- 
सहित यहाँ पधारें। मैं आपको निमत्त करता 
हँ। कल प्रातःकाल आपकी सेबामें पवित्रक 
अर्पित करुँगा।' फिर दूसरे दिन पूजनके पक्षात 
नित्राङ्कित प्रार्था करके पवित्रक भेंट करे- 
“संसारक सृष्टि कलेवाले आप विधाताको नमस्कार 
है। यह पवित्रक ग्रहण कीजिये। इसे अपनेको 
पित्र कलेके लिये आपकी सेवामा प्रस्तुत किया 
गया है। यह वर्षभरकी पूजाका फल देनेवाला | 
है।' 'शिवदेव! वेदवेताओकि पालक प्रधो! आपको 


जमस्कार है। यह पवित्रक स्वीकार कौजिये। 
इसके द्वारा आपके लिये मणि, मूँगे और मन्दार- 
कुसुम आदिसे प्रतिदिन एक वर्षतक की जानेवाली 
पूजा सम्पादित हो ।' “पवित्रक ! मेरी इस वार्षिक- 
पूजाका विधिवत्‌ सम्पादन करके मुझसे विदा 
लेकर अब तुम स्वर्शलोकको पधारो ।' 'सूर्यदेव! 
आपको नमस्कार है; यह पवित्रक लीजिये। इसे 
पवि्रीकरणके उद्देश्यसे आपकी सेवामें अर्पित 
किया गया है। यह एक वर्षकी पूजाका फल 
देनेवाला है।' “गणेशजी! आपको नमस्कार है; 
यह पवित्रक स्वीकार कीजिये। इसे पवित्रीकरणके 
उद्देश्ये दिया गया है। यह वर्षभरकी पूजाका 
'फल देनेवाला है।' “शक्ति देवि! आपको नमस्कार 
है; यह पवित्रक लौजिये। इसे पवित्रीकरणके 
उद्यसे आपकी सेवामें भेंट किया गया है। यह 
वर्षभरकी पूजाका फल देनेवाला है'॥ १--९ ३ ॥ 


+अध्याय ३८० 


डड 


“पवित्रकका यह उत्तम सूत नारायणमय 
और अरिरुद्धमय है। धन-धान्य, आयु तथा 
आरोगयको देनेवाला है, इसे मैं आपकी सेवामें दे 
रहा हूँ। यह श्रेष्ठ सूत प्रद्ुप्रमय और संकर्षणमय 
है, विद्या, संतति तथा सौभाग्यको देनेवाला है। 
इसे मैं आपकी सेवां अर्पित करता हूँ। यह 
जासुदेवमय सूत्र धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षको 
देनेवाला है। संसारसागरसे पार लगानेका यह 


उत्तम साधन है, इसे आपके चरणोंमें चढ़ा रहा हूँ। 
यह विश्वरूपमय सूत्र सब कुछ देनेवाला और 
समस्त पापोंका नाश कलेवाला है; भूतकालके 
पूर्वजों और भविष्यकी भावी संतानोंका उद्धार 
केवला है, इसे आपकी सेवामें प्रस्तुत करता 
हूँ। कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम एवं परमोत्तम-इन चार 
प्रकारके पवित्रकोंका मोचक क्रमशः दान 
करता हूँ"॥ १०-१४॥ 


इस प्रकार आदि आद्रक महामं "संपत; सवदिवसाधारण प्रविजञरोपण” नामक 


तीस अध्याय 


पण इआ#२०॥ 


er 


अड़तीसवाँ अध्याय 
देवालय-निर्माणसे प्राप्त होनेवाले फल आदिका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं मुनिवर वसिष्ट! भगवान्‌ | 
चासुदेव आदि विभिन्न देवताओंकि निमित्त मन्दिरका 
निर्माण करानेसे जिस फल आदिकी प्रपि होती 
है, अब मैं उसीका वर्णन करूगा। जो देवताके 
लिये मन्दिर-जलाशय आदिके निर्माण करानेकी 
इच्छा करता है, उसका वह शुभ संकल्प ही 
उसके हजारों जके पापोंका नाश कर देता है। 
जो भनसे भावनाड़ारा भी मन्दिरका निर्माण करते 
हैं, उनके सैकड़ों जन्मोंके पापोंका नाश हो जाता 
है। जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये किसी 
दूरके द्वारा बनवाये जाते हुए मन्दिस्के निर्माण- 
कार्यका अनुमोदन मात्र कर देते हैं, वे भौ समस्त 
पापे मुक्त हो उन अच्युतदेवके लोक (बैकुण्ठ 
अथवा गोलोकधामको) पराल होते हैं। भगवान्‌ 
विष्णुके निमित मन्दिरका निर्माण करके मनुष्य 
अपने भूतपूर्व तथा भंविष्यमें होनेवाले दस हजार 
कुलॉको तत्काल विष्णुलोकमें जानेका अधिकारी 
जना देता है। श्रीकृष्ण-मन्दिरका निर्माण करनेवाले 
मुष्के पितर नरकके कलेशोँसे तत्काल खुटकारा 


बड़े हर्षके साथ विष्णुधाममे निवास करते हैं। 
देवालयका निर्माण ब्रह्मतत्या आदि पापे पुञ्का 
नाश करनेवाला है॥१--५॥ 

अज्ञॉसे जिस फलकी प्राप्ति नहीं होती है, वह 
भी देवालयका निर्माण करानेमात्रसे प्रास हो जाता 
। देवालयका निर्माण करा देनेपर समस्त तीथॉमें 
खान करनेका फल प्राप्त हो जाता है। देवता- 
ब्राह्मण आदिके लिये रणभूमिमें मारे जानेवाले 
धर्मात्मा श्रवीरॉंको जिस फल आदिकी प्राति 
होती है, वही देवालयके निर्माणसे भी सुलभ 
होता है। कोई शठता (कंजूसी)-के कारण धूल- 
मिट्टीसे भी देवालय बनवा दे तो वह उसे स्वर्ग 
या दिव्यलोक प्रदान करनेवाला होता है। एकायतन 
(एक ही देवविग्रहके लिये एक कमरेका) मन्दिर 
बनवानेवाले पुरुषको स्वर्गलोककी प्राति होती है। 
ज्यायतन-मन्दिर्का निर्माता ब्रहालोकमे निवास 
पाता है। पञ्चायतन-मन्दिएका निर्माण करनेवालेको 
शिवलोकको प्रापि होती है और अष्टायतन- 
'मन्दिरके निर्माणसे श्रीहरिकी संनिधिमें रहनेका 


पा जाते हैं और दिव्य वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत हो 


सौभाग्य प्रास होता है। जो षोडशायतन-मन्दिरका 


७८ 
निर्माण कराता है, वह भोग और मोक्ष, दोनों 
पाता है। श्रीहरिके मन्दिस्की तीन श्रेणयो हैं 
कनिष्ठ मध्यम और श्रेष्। इनका निर्माण करानेसे 
क्रमशः स्वर्गलोक, विष्णुलोक तथा मोक्षी रासि 
होती है। धनी मनुष्य भगवान्‌ विष्णुका उत्तम 
श्रेणीका मन्दिर बनवाकर जिस फलको प्राप्त 
करता है, उसे ही निर्धन मनुष्य निग्रत्रेणीका 
मन्दिर बनवाकर भी प्राप्त कर लेता है। धन- 
उपार्जनकर उसमेंसे थोड़ा-सा ही खर्च करके यदि 
मनुष्य देव-मन्दिर बनवा ले तो बहुत अधिक 
पुण्य एवं भगवान्‌का वरदान परा करता है। एक 
लाख या एक हजार या एक सौ अथवा उसका 
आधा (५०) मुद्रा ही खर्च करके भगवान्‌ | 
विष्णुका मन्दिर बनवानेवाला मनुष्य उस नित्य 
धामको प्राप्त होता है, जहाँ साक्षात्‌ गरुडको 
ध्यजा फहरानेवाले भगवान्‌ विष्णु विराजमान 
होते हैं॥ ६-१२ ६॥ 

जो लोग बचपनमें खेलते समय धूलिसे 
भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर बनाते हैं, वे भो उनके 
धामको प्राप्त होते हैं। तीर्थमे, पवित्र सथानम, 
सिद्धक्ेत्रमें तया किसी आश्रमपर जो भगवान्‌ 
विष्णुका मन्दिर बनवते हैं, उन्हे अन्यत्र मन्दिर 
बनानेका जो फल बताया गया है, उससे तीन गुना 
अधिक फल मिलता है। जो लोग भगवान्‌ विष्णुके 
मन्दिरको चूनेसे लिपाते और उसपर बन्धूकके | 
फूलका चित्र बनाते हैं, वे अन्तमें भगवानूके 
धाममें पहुँच जाते हैं। भगवान्‌का जो मन्दिर गिर 
गया हो, गिर रहा हो, अथवा आधा गिर चुका 
हो, उसका जो मनुष्य जोर करता है, वह 
नवीन मन्दिर जनवानेकी अपेक्षा दूना पुण्यफल 


प्राप्त करता है। जो गिरे हुए विष्णु-मन्दिरको पुनः 
बनवाता और गिरे हुएकी रक्षा करता है, वह मनुष्य 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप प्राप्त करता है। 


«अलिपुराण« 


भगवान्‌के मन्दिरकी ईंटें जबतक रहती हैं, 
'तबतक उसका बनवानेवाला विष्णुलोकमें कुलसहित 
ति होता है। इस संसारमें और परलोकमें 
बही पुण्यवान्‌ और पूजनीय है॥ १३--२०॥ 
जो भगवान्‌ श्रीकृष्णका मन्दिर बनवता है, 
वही पुण्यवान्‌ उत्पन्न हुआ है, उसीने अपने 
कुलकी रक्षा को है। जो भगवान्‌ विष्णु, शिव, 
सूर्य और देवी आदिका मन्दिर बनवाता है, यही 
इस लोकमें कीर्तिका भागी होता है। सदा धनकी 
रामे लगे रहनेवाले मूर्ख मनुष्यको बढे कहसे 
मावे हुए अधिक धनसे क्या लाभ हुआ, यदि 
वह उससे श्रोकृष्णका मन्दिर ही नहीं बनवाता। 
जिसका धन पिते, ब्राह्मणों और देवताओकि 
उपयोगमें नहीं आता तथा बन्धु-बान्धबोकि भी 
उपयोगयें नहीं आ सका, उसके धनकी प्राप्त 
व्यर्थ हुई। जैसे प्राणियोंकी मृत्यु निश्चित है, उसी 
पकार कमाये हुए धनका नाश भी निश्चित है। 
मूर्ख मनुष्य हौ जीवन और च्ल 
धनके मोहमें बँधा रहता है। जब धन दानके 
लिये, प्राणियोके उपधोगके लिये, कीर्तिके लिये 
और धर्मके लिये काममें नहीं लाया जा सके तो 
उस धनका मालिक बननेमे क्या लाभ है? 
इसलिये प्रारब्धसे मिले अथवा पुरुषार्थसे, किसी 
भी उपायसे धनको प्राकर उसे उत्तम ब्राह्मणॉको 
डान दे, अथवा कोई स्थिर कौर्ति बनवावे। चूँकि 
दान और कीतिंसे भी बढ़कर मन्दिर बनवाना है, 
इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य विष्णु आदि देवताओंका 
मन्दिर आदि बनवावे। भक्तिमान्‌ श्रेष्ठ पुरुषोके 
दा यदि भगवान्‌के मन्दिरका निर्माण और उसमें 
भगवानका प्रवेश (स्थापन आदि) हुआ तो यह 
समझना चाहिये कि उसने समस्त चराचर त्रिभुवनको 
रहनेके लिये भवन बनवा दिया। ब्रह्मासे लेकर 
ृणपर्वन्त जो कुछ भी भूत, वर्तमान, भविष्य, 


«अध्याय ३८० 


७९. 


स्थूल; स्म और इससे भित्र है, वह सब 
भगवान्‌ विष्णुसे प्रकट हुआ है। उन देवाधिदेव 
सर्वव्यापक महात्मा विष्णुका मन्दरे स्थापन 
करके मनुष्य पुनः संसारम जन्म नहीं लेता (मुक्त 
हो जाता है)। जिस प्रकार विष्णुका मन्दिर 
बनबानेमें फल बताया गया है, उसी प्रकार अन्य 
देवताओं--शिव, ब्रह्म, सूर्य, गणेश, दुर्गा और 
लक्ष्मी आदिका भी मन्दिर बनवानेसे होता है। 
मन्दिर बनवानेसे अधिक पुण्य देवताकी प्रतिमा 
बनवानेमें है। देव-प्रतिमाकी स्थापना-सम्बन्धी 
जो यज्ञ होता है, उसके फलका तो अन्त ही नहीं 
है। कच्ची मटकी प्रतिमासे लकड़ीकी प्रतिमा 
उत्तम है, उससे इंटकी, उससे भी पत्थरकी और 
उससे भी अभिक सुवर्ण आदि धातुक प्रतिमाका 
फल है। देवमन्दिरका प्रारम्भ करत मात्स सात 
जन्मोंके किये हुए पापका नारा हो जाता है तथा 
बनवानेवाला मनुष्य स्वर्गलोकका अधिकारी होता 
है; वह नरकमें नहीं जाता। इतना ही नही, वह 
अनुष्ण अपनी सौ पौढीका उद्धार करके उसे 
विष्णुलोकमें पहुँचा देता है। यमराजने अपने 
दूतोंसे देवमन्दिर बनानेबालॉकों लक्ष्य करके ऐसा 
कहा था-॥२१--३५॥ 

यम बोले--(देवालय और) देव-प्रतिमाका 
निर्माण तथा उसकी पूजा आदि कलेवाले मनुष्योंको 
दुमलोग नरकमें न ले आना तथा जो देव-मन्दिर 
आदि नहीं बनवाते, उन्हें खास तौरपर पकड़ 
लाना। जाओ! तुमलोग संसारे विचरो और 


न्यायपूर्वक मेरी आज्ञाका पालन करो। संसारके 
कोई भी प्राणी कभी तुम्हारी आज्ञा नहीं टाल 
सकेँगे। केवल उन लोगोंको तुम छोड़ देना जो 
कि जगत्पिता भगवान्‌ अनन्तको शरणमे जा चुके 
हैं; क्योकि उन लोगोंकी स्थिति यहाँ (यमलोकमें) 
जहाँ होती। संसारमे जहाँ भी भगवानमें चित्त 
लगाये हुए, भगवानूकी ही शरणमे पढे हुए 
भगवद्धक महात्मा सदा भगवान्‌ विष्णुकी पूजा 
करते हों, उन्हें दूरसे ही छोड़कर तुमलोग चले 
जाना। जो स्थिर होते, सोते, चलते, उठते, गिरते, 
पडते या खड़े होते समय भगवान्‌ श्कृ्णका 
जाम-कीर्तन के हैं, उन्हें दसे ही त्याग देना। 
जो तित्य-जैमितिक करमाद्वारा भगवान्‌ जनार्दनकी 
पूजा करते हैं, उनकी ओर तुमलोग आँख उठाकर 
देखना भौ नहीँ; क्योंकि भगवान्‌का व्रत करनेवाले 
जोग भगवाूको ही प्राप्त होते हैं ॥३६-४१॥ 

जो लोग फूल, धूप, वस्त्र और अत्यन्त प्रिय 
आभूषणोंद्ात भगवानूकी पूजा करते हैं, उनका 
स्पर्श न करना; क्योंकि ये मनुष्य भगवान्‌ 
औकृष्णके धामको पहुँच चुके हैं। जो भगवानके 
मन्दिरमे लेप करते या जुहारी लगाते हैं, उनके 
युको तथा उनके वंशको भी छोड़ देना। 
जिन्होंने भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर बनवाया हो, 
उनके वंश सी पौढीतकके मनुष्योंकी ओर 
हुमलोग बुरे भावसे न देखना। जो लकड़ीका, 
पत्यरका अथवा मिट्टीका ही देवालय भगवान्‌ 
विष्णुके लिये बनवाता है, वह समस्त पापोंसे 


लि जनान्‌ । कोक भवे त्यि तिम्‌॥ 
(यु ३८। ३६-४९) 


मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन यज्ञॉ्रार भगवानूकी 
आराधना करलेवालेको जो महान्‌ फल मिलता है, 
उसी फलको, जो विष्णुका मन्दिर बनवाता है. 
बह भी प्रा करता है। जो भगवान्‌ अच्युतका 
मन्दिर बनवाता है, वह अपनो बीतो हुई सौ 
पीढीके पितरोंको तथा होनेवाले सौ पीढ़ीके 
चंराजोंको भगवान्‌ विष्णुके लोकको पहुँचा देता 
है। भगवान्‌ विष्णु सपलोकमय हैं। उनका मन्दिर 
जो बनवाता है, वह अपने कुलको तारता है, उन्‍हें 
अक्षय लोकोंकी प्राप्ति कराता है और स्वयं भी 
अक्षय लोकोंको प्राप्त होता है। मदि ईटके 
समूहका जोड़ जितने वतक रहता है, उतने ही 


हजार वतक उस मन्दिरके बनवानेवालेकी 
स्वर्गलोकमें स्थिति होती है। भगवान्‌की प्रतिमा 
जनानेवाला विष्णुलोकको प्रात होता है, उसकी 
स्थापना करनेवाला भगवानूमें लीन हो जाता है 
और देवालय बनवाकर उसमें प्रतिमाकी स्थापना 
कसेवाला सदा भगवानूके लोकमे निवास पाता 
है*॥४२-५०॥ 

अग्निदेव बोले-- यमराजके इस प्रकार आज्ञा 
देनेघर यमके दूत भगवान्‌ विष्णुकी स्थापना आदि 
कलेवालॉको यमलोके नहीं ले जाते। देवताओंकी 
प्रतिष्ठा आदिको विधिका भगवान्‌ हयग्रीवने 
ब्रह्माजीसे वर्णन किया था॥५१॥ 


इस प्रकार आहि आग्रेय महामे 'देवालय-किर्याण माहात््यादिका वर्णन” आमक 


अ्तीसबाँ अध्याय पूछ 


हुआ कट # 


Aga 
उन्तालीसवाँ अध्याय 
विष्णु आदि देवताओंकी स्थापनाके लिये भूपरिग्रहका विधान 


भगवान्‌ हयग्रीव कहते हैं_ ब्रह्मन्‌! अब मैं 
विष्णु आदि देवताओंकी प्रतिहाके विषयमे कहग, 
ध्यान देकर सुनिये। इस विषये मेरे द्वारा वर्णित 
पडाात्रों एवं सपहरात्रॉका ऋषियोंने मानयलोकमें | 
प्रचार किया है। वे संख्यामें पच्चीस हैं। (उनके | 
जाम इस प्रकार हैं-) आदिहयशीर्षतनत्र, 
जैलोक्यमोहनतन्त, वैभवतत्व, पुष्कर, प्रदत्त 
गारग्यतनतर, गालवतनत्र, नारदीयतन्तर, शरीफ्रश्रतन्तर, 
शाण्डिल्यतन्तर, ईशत, सत्यतन्तर, शौनकतत्त्र 


सि जानसागरतन्त, स्वायमधुवतनतर, कापिलतन, 
तर्क्य (गारुड) -तनत, जारायणीयतन्तर,आत्रेयतन्तर 
जारसिंहतनत्र, आनन्दन, आरुणतन्तर, बौधायततन्तर, 
अहङ्गतनत्र और विश्वतनत्र॥ १--५॥ 

इन त्रके अनुसार मध्यदेश आदियें उत्प 
हिज देवविग्रहोंकी प्रतिष्ठा करे। कच्छदेश, 
कावेरीतटवर्ती देश, कॉकण, कामरूप, कलिङ्ग, 
काडी तथा कारम देश उत्पन्न ब्राह्मण देवपरतष्ठा 
आदि न करे। आकाश, वायु, तेज, जल एव पृथ्वी-- 


>> घेन ते सपल 


इशकाववपिन्वासो य्न श्वि 
अतिमाकृद्‌ विष्ुलोक स्थापको लीके हरौं रेवि 


। अक ने के का मरः कस्ते मकः 


र । ककया खापि सर्वैः मुच्ये 


। रोहि हतस षयोः कारयति केरतम्‌॥ 


(३८४२-५०) 


४०० ९ 


चे प्षमहाभूत पञ्चरात्र हैं। जो चेतनागुन्य एवं 
अजजनान्धकास्ते आच्छन हँ, वे पञ्चासे रहित हैं। 
जो मनुष्य यह धारणा करता है कि “मैं पापमुर 
पह विष्णु हूँ-वह देशिक होता है। वह 
समस्त बाह्य लक्षणों (वेष आदि)-से हीन होनेपर 
भी तखवेत्ता आचार्य माना गया है॥ ६-८ १ # 
देवताओंकी नगराधिमुख स्थापना कन चाहिये। 
जगरकी ओर उनका पृष्ठभाग नहीं होना चाहिये। 
कुरुक्षेत्र, गया आदि तीर्थस्थानोमे अथवा नदीके 
समीप देवालयका निर्माण करना चाहिये। हाका 
मन्दिर नगरके मध्यमे तथा इका पूर्व दाम 
उत्तम माना गया है। अग्निदेव तथा मातृकाओंका 
आग्रेयकोणमेँ, भूतगण और यमराजका दक्षिणमें, 
चण्डिका, पिठृगण एवं दैत्यादिका मन्दिर नैईल्य- 
'कोणमें बनवाना चाहिये। वरुणका पक्षिममें, 
चायुदेव और नागका वायव्यकोणमें, यक्ष या 
कुबेरका उत्तर दिशामें, चण्डीश-महेशका ईशानकोजमें 


और विष्णुका मन्दिर सभी ओर बनवाना श्रेष्ठ है। |" 


जनयन्‌ मनुष्यको पूर्ववर्ती देव-मन्दिरको संकुचित 
करके अल्प, समान या विशाल मन्दिर रहीं 


| बनवाना चाहिये ॥ ९-१३ ६॥ 

(सौ देव-मन्दिस्के समीप मन्दिर वनवानेपर) 
दोनों मन्दिरोंकी ऊँचाईके बराबर दुगुनी सीमा 
छोड़कर नवीन देव-प्रासादका निर्माण करावे। 
विद्वान व्यक्ति दोनों मन्दिरको पीडित न करे। 
भूमिका शोधन करके बाद भूमि-परिग्रह करे। 
तदनन्तर प्राकारकी सीमातक माष, हरिद्राचूर्ण, 
खौल, दधि और सकुसे भूतबलि प्रदान करे। 
फिर अश्ाक्षरमन्त्र पढ्कर आठों दिशाऑमे सकत 
'बिखेरते हुए कहे -'इस भूमिखण्डपर जो राक्षस 
एवं पिशाच आदि निवास करते हों, वे सब 
यहाँसे चले जायें। मैं यहाँपर श्रोहरिके लिये 
मन्दिरका निर्माण करूंगा ' फिर भूमिको हलसे 
जुतवाकर गोचारण करावे। आठ परमाणुका 'रधेरणु' 
माना गया है। आठ रथरेणुका 'त्रसरेणु' माना 
जाता है। आठ त्रसरेणुका 'बालाग्र' तथा आठ 
बालाप्रकी 'लिक्षा' कहो जाती है। आठ लिक्षाकी 
, आठ यूकाका "यवमध्यम', आठ यवका 
“अल्लुल,' चौबीस अगा [लका 'कर' और अद्दाईस 

हैं।॥ १४-२१॥ 


इस प्रकार आदि आद्रक महारां विषु आदि देवताओकौ स्थापनाके लिव 


“भहा वणि" जापक 


उत्तालीसर्कां अध्याय पूण हुआ॥ ३९॥ 


se 
चालीसवाँ अध्याय 
'ास्तुमण्डलवर्ती देवताओंके स्थापन, पूजन, अर्घ्यदान तथा बलिदान आदिकी विधि 


भगवान्‌ हयग्रीव कहते हैं-- अहम! पूर्वकालमें 
सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंके लिये भयंकर एक महाभूत 
था। देवताओंने उसे भूमिमें निहित कर दिया। 
उसीको 'वास्तुपुरु' माना गया है। चतुःपष्ट 


दोसे युक्त क्षेत्रमें अर्धकोणमें स्थित ईश (या 
शिखो)-को भृत एवं अक्षतॉसे तृत करे। फिर 
| एक पदमे स्थित पर्जन्यको कमल तथा जलसे, 
दो पदो स्थित जयन्तको पताकासे, दो कोष्ठगे 


१ दलाऽ पिशाचा रेअिपोलहल पूकले। से के 
२ शाने यह मान इस प्रकार दिख सवा है 


4005 आधि ऋण ४ 


जच्छ स्थान कुरान हो 


७ (हरर 


«२ 


= असतिषुतण » 


स्थित महेन्द्रको भी उसासे, द्विपदस्थ रविको 
सभी लाल रंगकी वस्तुऑसे संतुष्ट करे। दो 
पदोमें स्थित सत्यको वितान (चँदोवों)-से एवं 
'एकपदस्थ भृशको घृतसे, अग्निकोणवर्ती अर्धपदमें 
स्थित व्योम (आकाश)-को शाकुननामक औषधके 
गूदेसे, उसी कोणके दूसरे अर्थपदर्े स्थित अग्निदेवको 
सुक्से, एकपदस्थ पूषाको लाजा (खील)-से, 
ढिपदस्थ वितथको स्वर्णसे, एकपदस्थ गृहक्षतको 
माखनसे, एक पदमें स्थित यमराजको उड्दभिश्रित 
भसे, द्विपदस्थ गन्धर्वको गन्धसे, एकपदस्थ 
भङ्गको शाकुनजिल्वा नामक ओषधिसे, अर्थपदमें 
स्थित मृगको नले वसवे, अर्थकोष्ठके निम्तभागमेँ 
बिद्यमान पितृणको कृशर (खिचङी) -से, एकपदस्थ 
दौवारिकको दन्तकाहसे एवं दो पर्दोमे स्थित 
सुप्रीवको यव-निर्मित पदार्थ (हलुवा आदि)-से 
परितृतत करे॥ १-७ ६॥ 

द्रिपदस्थ पुष्पदन्तको कुश-समूहोंसे, दो पदोंमें 
स्थित वरुणको पदे, द्विपदस्थ असुरको सुरे, 
एक पदमें स्थित शेषको घृतमिश्रित जलसे, 
अध॑पदस्थित पाप (या पापयक्ष्मा)-को यवात्रसे, 
अर्धपदस्थ रोगको माँड्से, एकपदस्थित नाग (सर्प)- 
को नापु, द्विपदगत मुख्यको भक्ष्य-पदाथोँसे, 
'एकपदस्थ भकलाटको मूँग-भातसे, एकपद-संस्थित 
सोमको मधुयुक्त खीरसे, दो पदोंमें अधिब्नित 
ऋषिको शालूकसे, एक पदमें विद्यमान अदितिको 
'लोपिकासे एवं अर्थपदस्थ दितिको पूरियोँद्ारा 
संतुष्ट करे । फिर ईशानस्थित ईशके निम्न भागमेँ 
अर्धपदस्थित ' आप'को दुग्धसे एवं उसके नीचे 
अर्धपदमें अधिष्ठित आप-वत्सको दहीसे संतुष्ट 
करे। साथ ही पूर्ववर्ती कोष्न-चतुश्यमें मरीचिको | 
लड्डू देकर तृत करे। व्रहाके कर्ष्वभागके कोणस्थ 


कोष्ठे अर्धपदस्थ सावित्रको रक्पुष्प निवेदन 
करे। उसके निम्तवर्ती आर्थ कोहकमें स्थित 
सविताको कुशोदक प्रदान करे। चार पदें स्थित 
विवस्वानूको रकचन्दन, नैईल्यकोणवर्ती अर्धकोहमें 
स्थित सुराधिप इन्द्रको हरिदरामिश्रित जलका अर्घ्य 
दे। उसके अर्थभागमें कोणवर्ती कोकम स्थित 
झन्द्रजय (अथवा जय)-को घृतका अर्घ्य दे। 
चतुद भित्रको गुड्युकत पयस दे। वायव्यकोणके 
आधे कोहकरमे प्रतिष्ठित रुद्रको पकायी हुई उड़द 
(दा उसका बढ़ा) एवं उसके अधोवती अर्थकोहमें 
स्थित यक्ष (या स्ट्रदास)-को आईफल (अंगूर, 
सेव आदि) समर्पित करे। चतुष्पदवर्ती महौधर 
(या पृष्वौधर)-को उड्दमिश्रित अन्न एवं माष 
(उड्द)-कौ बलि दे। मध्यवती को्-चत्टे 
भगवान्‌ हके निमित तिल-तण्डुल स्थापित 
करे। चरकौको उड़द और घृतसे, स्कन्दको 
खिचड़ी तथा पुष्पमालासे, विदारीको लाल कमसे, 
कर्को एक पलके तोलवाले भातसे, पूतनाको 
पलपितसे, जम्भकको उड़द एवं पुष्पमालासे, 
पापा या पापराक्षसीको पित्त, पुष्पमाला एवं 
अस्थियोंसे तथा पिलिपित्सको भौति-भौतिकी 
मालाके द्वार संतुष्ट करे। तदनन्तर ईशान आदि 
दिकुपालॉको लाल उड्दकी बलि दे। इन सबके 
अभावमें अक्षताँसे सबकी पूजा करनी चाहिये*। 
राक्षस, माठ्का, गण, पिशाच, पतर एवं कषेत्रपालको 
भी इच्छातुसार (दही-अक्षत या दही-डड्दकी) 
बलि प्रदान करनी चाहिये॥ ८--२१॥ 
वास्तु-होम एवं बलि-प्रदानसे इनकी तृति 
किये बिता प्रासाद आदिका निर्माण नहीं करना 
चाहिय ब्रह्मके स्थामं श्रीहरि, श्रीलक्ष्मीजी तथा 
गणदेवताकी पूजा करें। फिर भूमि, वास्तुपुरुष 


= दा समे अकले हो सयका पनन कर चि एसे खोर अका परियम होता है तथा हिसा आदि रोपी 


जो प्रात कहीं होते है। 


= अष्याय ४१० 


एव र्षनीयुक्त कलशका पूजन करे। कलशके 
मध्यमे ब्रह्मा तथा दिक्पालोंका यजन करे। फिर 
स्वस्तिवाचन एवं प्रणाम करके पूर्णाहुति दे। 
बरहान्‌! तदनन्तर गृहपति हयम छिद्यत जलपात्र 
लेकर विधिपूर्वक दक्षिणावर्त मण्डल बनाते हुए 
सूत्मा्गसे जलधाराको घुमावे। फिर पूर्ववत्‌ उसी 
जार्गसे सात बीजोंका वपन करे। उसी मार्गसे खात 
(तहे) -का आरम्भ करे। तदनतर मध्यमे हाथभर 
चौड़ा एवं चार अङ्गुल नौचा गर्त खोद ले। 
उसको लौप-पोतकर पूजन प्रारम्भ करे। सर्वप्रथम 
चार भुजाधारी श्रीविष्णु भगवानूका ध्यान करके 
उन्हें कलशसे अर्थ्य-प्रदान करे। फिर छ्यु 
जलपात्र (झारी)-से गर्तको भरकर उसमें श्वेत 


भगवान्‌ हयग्रीव योले-अब मैं 
'शिलान्यासस्वरूपा पाद-प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा। 
पहले मण्डप यनाना चाहिये; फिर उसमें चार 
कुण्ड बनावे। वे कुण्ड क्रमशः कुम्भन्यास, 
इछकान्यास', द्वार और खम्मेके शुभ आश्रय होंगे। 
कुण्डका तीन चौथाई हिस्सा कंकड़ आदिसे भर 
दे और बराबर करके उसपर वास्तुदेवताका पूजन 
करे। नींवमें डाली जानेवाली ईट खूब पको हो; 
बारह-बारह अङगुलकी लंबी हों तथा विस्तारके 
तिहाई भागके बराबर, अर्थात्‌ चार अङ्गुल उनकी 


पु डाले । उस श्रेष्ठ दक्षिणाव्त गर्तको बीज एवं 
मूत्तिकासे भर दे। इस प्रकार अर्ध्यदानका कार्य 
निष्पन्न करके आचार्यको गो-वस्त्रादिका दान 
के। ज्यौतिषी और स्थपति (राजमिस्त्री)-का 
यथोचित सत्कार करके विष्णुभक्त और सूर्यका 
पूजन करे। फिर भूमिको यलपूर्वक जलपर्यन्त 
खुदवावे। मनुष्यके बराबरकी गहराईसे नीचे यदि 
शल्य (हड्डी आदि) हो तो वह गृहके लिये 
'दोषकारक नहीं होता है। अस्थ (शल्य) होनेपर 
घरकी दीवार टूट जाती है और गृहपतिको सुख 
नहीं प्राप्त होता है। खुदाकि समय जिस जीव- 
जलका जाम सुनायी दे जाय, वह शल्य उसी 
जौवके शरीरसे उद्धृत जानता चाहिये॥२२--३१॥ 


मोटाई होनी चाहिये। अगर पत्थरका मन्दिर 
जनवाना हो तो ईंटकी जगह पत्थर ही नवमं 
डाला जायगा। एक-एक पत्थर एक-एक हाथका 
लंबा होना चाहिये। (यदि सामर्थ्य हो तो) 
तबके नौ कलशॉकी, अन्यथा मिट्टीके बने नौ 
कलशोँकी स्थापना करे। जल, पञ्चकषाय, सर्वि 
और चन्दनभिश्रित जलसे उन कलशॉको पूर्ण 
करना चाहिये। इसी प्रकार सोना, धान आदिसे 
यु तथा गन्ध-चन्दन आदिसे भलीभौति पूजित 


करके उन जलपूर्ण कलशं ' आपो' हि झा 


(कलरको स्थल २ के फा कापरी स्थल] 


३. दने अनुखार ङ्त पाँच कोका कवाय-_जाचुन, सेगर, सिटी, मौलसिरी और बेर। यह कषाय वृ्षकी छातको 
पीव भोकर निकाला जाता है और कलर डने एवं तनन आदिके काम आता है। 

४ ॐ आये हि मनप । ॐ छा ग उ रात > हे ए चले। 3४ सेदः कि रछ: । ॐ एय भाप त;। 3 
दोष मात । ३: तरा ह समास क अझ मतकर व । अ के जनवथा च न८। (यु, अन १६, स ५०, ५६. ५२) 


इत्यादि तीन ऋचाओं, “शं नो' देवीरभिष्टय' | पृथक्‌-पृथक्‌ पद्य आदि देवताओंका स्थापन- 
आदि मन्त्रों "ततस मन्दीः' इत्यादि मन्त्र पूजन करे। बोचमें भी धरती लीपकर पत्थरकी 
एवं पावमानी' ऋचाओंके तथा 'उदुतम वरुण" | एक शिला और कलश स्थापित करे। इन नौ 
“कया नः' और ' वरुणस्योत्तम्भनमसि' इत्यादि | कलशॉपर क्रमशः नौचे लिखे देवताओंकी स्थापना 
मनक पाठपूर्वक "हंसः शुचिषद्‌ इत्यादि मन्त्र करनी चाहिये ॥ १०-१३॥ 
तथा श्रीसूक्तका भी उच्चारण कते हुए बहुत-सो | पद, महापद्य, मकर, कच्छप, कुमुद, आनन्द, 
'शिलाओं अथवा ईंटोंका अभिषेक करे । फिर उन्हें | पद्य और शङ्ख--इनको आठ कलशोमें और पदिनीको 
जींवमें स्थापित करके मण्डपके भीतर एक | मध्यवर्ती कलशपर स्थापित करे ॥ १४॥ 
र्याप पूर्वमण्डलमें भगवान्‌ श्रीविष्णुका पूजन | इन कलशोंको हिलावे-डुलावे नहीं; उनके 
करे। आरणी-मन्धनद्वारा अग्नि प्रकट करके | निकट पूर्व आदिके क्रमसे ईशानकोणतक एक- 
द्वादशाक्षर-मन्त्रसे उसमें समिधाओंका हवन करना | एक ईंट रख दे। फिर उनपर उनकी देवता 
चाहिये॥ १-९॥ विमला आदि शक्तियोंका न्यास (स्थापन) करना 

'आधार' और 'आज्यभाग' नामक आहुतयो | चाहिये। बौचमें 'अनुप्रहा'की स्थापना करे। 
अणवमन्त्रसे ही करावे। फिर अष्टक्षर-मन्तरे | इसके बाद इस प्रकार प्राथना करे मुनिवर 
आठ आहुति देकर ॐ भू: स्वाहा, ॐ भुवः | अङ्गिराकी सुप्री इष्टका देवी, तुम्हारा कोई अङ्ग 
स्वाहा, ॐ स्व: स्वाहा --इस प्रकार तीन व्याहतियोंसे | टूटा-फूटा या खराब नहीं हुआ है; तुम अपने 
करमशः लोकेश्वर अग्नि, सोमग्रह और भगवान्‌ | सभी अङ्गे पूर्ण हो। मेरा अभीष्ट पूर्ण करो। 
पुरुषोत्तमके निमित हवन करे। इसके बाद | अब मै प्रतिष्ठा करा रहा हूँ"॥ १५--१७॥ 
प्रायक्षितसंज्रक हवन करके प्रणवयुक्त द्वादशाकर | उत्तम आचार्य इस मने इशकाओंकी स्थापना 
मनते उड़द, घी और तिलको एक साथ लेकर | करनेके पश्चात्‌ एकाग्रचित होकर मध्यवाले स्थानम 
पूर्णाहुति-हवन करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ आचार्य | गर्भाधान करे। (उसकी विधि यों है-) एक 
पूर्वाभिमुख होकर आठ दिशाओंमें स्थापित कलशॉपर | कलशके ऊपर देवेश्वर भगवान्‌ नारायण तथा 

एजज छल जल जन ब्लाज ऊस गा लप 

र कि करा लकः । शता ` चे आल) 
सूतां मर्तस्य देव्यवस: । तरत्स मन्दी धावति॥ 

(नेः पुण स एसे । हाता मरो धी 

जो हमा ससान च इ शका Cee) 
३. ऋग्वेद, नतम मण्डल, अध्याव १, २, उके सूछोंको 'पावमानसूक' तदा ऋषाओंको "पावमानी ऋषाएँ' कहते हैं। 
१४ सहन घन पहन लं श अरयो तचल जे स्क ॥ (१२१३) 
९. कर भाका आणल सर सका का सात ˆ त (यक ३६४), 
होस त भ सय चाग चाप ता साइत जा हातो 


७. हंस: शुषि दि ष्पद मोजा जहाज अयां वात 
(बड १०। २४ काठ २।२।२) 
८. विमला आदि सयक जम इस प्रकार हँ--. 
विमला, उत्पि, आना, क्रिया, योग प, सल, ईंशाका तथा अपमा 


+ अध्याय डट» 


पनी (लक्ष्मी) देवीको स्थापित करके उनके 
पास मिट्टी, फूल, धातु और रलॉको रखे। इसके 
बाद लोहे आदिके बने हुए गर्भपाजमें, जिसका 
विस्तार बारह अङ्गुल और ऊँचाई चार अङ्गुल 
हो, अस्त्रक पूजा करे। फिर ताके बने हुए 
कमलके आकारवाले एक पात्र पृथ्वीका पूजन 
करे और इस प्रकार प्रार्थना करे-- सम्पूर्ण 
भूतोंकी ईश्वरी पवदेव! तुम पर्वतोकि आसनसे 
सुशोभित हो; चारों ओर समुद्रो घिरी हुई हो; 
एकान्तम गर्भ धारण करो। वसिषठकनया नन्दा! 
'बसुओं और प्रजाओंके सहित तुम मुझे आनन्दित 
करो। भार्गवपुग्री जया! तुम प्रजाओंकों विजब 
दिलानेवाली हो। (मुझे भी विजय दो।) अङ्गिराकी 
पुत्री पूर्णा! तुम मेरी कामनाएँ पूर्ण करो। महर्षि 
'कश्यपकी कन्या भ्रा तुम मेरी बुद्धि कल्याणमयी 
कर दो। सम्पूर्ण बीजोंसे युक्त और समस्त रलों 
एवं औषधोंसे सम्पन्न सुन्दरी जया देवी तथा 
सिपी नन्दा देवी। यहाँ आनन्दपूर्वक रम 
जाओ। है कश्यपकी कन्या भद्रा! तुम प्रजापतिकौ 
पुत्री हो, चारों ओर फैली हुई हो, परम महान्‌ 
हो; साथ ही सुन्दरी और सुकान्त हो, इस गृहम 
रमण करो। हे भार्गी देवी! तुम परम आश्चयमयी 
हो; गन्ध और माल्य आदिसे सुशोभित एवं 
पूजित हो; लोकॉंकों ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली 
देवि! तुम इस गृहमे रमण करो। इस देशके 
सम्राट्‌, इस नगरके राजा और इस घरके मालिकके 
बाल-बच्चॉंको तथा मनुष्य आदि प्राणियॉको 
आनन्द देनेके लिये पशु आदि सम्पदाकी वृद्धि 
'करो।' इस प्रकार प्रार्थना करके वास्तु-कुष्डको 
गोमूत्रसे साँचना चाहिये॥ १८--२८॥ 

यह सब विधि पूर्ण करके कुण्डम गर्भको 


त 
स्थापित करे। यह गर्भाधान रातमें होना चाहिये। 
उस समय आचार्यको गौ-वस्त्र आदि दान करे 
तथा अन्य लोगोंको भोजन दे। इस प्रकार गर्भपात 
रखकर और इंटॉको भी रखकर उस कुण्डको 
भर दे। तत्पक्ात्‌ मन्दिरकी ऊँचाईके अनुसार 
्रधानदेवताके पीठका निर्माण करे। 'उत्तम पीठ' 
बह है, जो ऊँचाईमें मन्दिस्के आधे विस्तारके 
बराबर हो। उत्तम पौठकी अपेक्षा एक चौथाई 
कम ऊँचाई होनेपर मध्यम पीठ कहलाता है 
और उत्तम पीठकी आधी ऊँचाई होनेपर ' कनिष्ठ 
'चीठ' होता है। पीठ-बन्धके ऊपर पुनः वास्तु 
'याग (वास्तुदेवताका पूजन) करना चाहिये। 
केवल पाद-प्रतिष्ठा करनेवाला मनुष्य भी सब 
पापॉसे रहित होकर देवलोकमें आनन्द-भोग 
करता है॥ २९--३२॥ 

ब देवमन्दिर बनवा रहा हूँ, ऐसा जो भनसे 
चिन्तन भी करता है, उसका शारीरिक पाप उसी 
दिन नष्ट हो जाता है। फिर जो विधिपूर्वक 
मन्दिर बनवाता है, उसके लिये तो कहना ही 
कया है? जो आठ इंटक भी देवमन्दिर बनवाता 
है, उसके फलकी सम्पत्तिका भी कोई वर्णन नहीं 
कर सकता। इसौसे विशाल मन्दिर बनवानेसे 
मिलनेवाले महान्‌ फलका अनुमान कर लेना 
चाहिये॥३३--३५॥ 

जाँवके बौचमे अथवा गवसे पूर्वदिशामें यदि 
मन्दिर बनवाया जाय तो उसका दरवाजा पश्चिमकी 
ओर रखना चाहिये और सब कोणोमेंसे किसी 
ओर बनवाना हो तो गावकी ओर दरवाजा रखे। 
गाँवसे दक्षिण, उत्तर या पश्चिमदिशामें मन्दिर बने, 
तो उसका दरवाजा पूर्वीदेशाकी ओर रखना 
चाहिये ॥ ३६-३७॥ 


इल प्रकार आदि आद्रक महु 'सर्वाशिलाबिन्यालरविधात आदिका कथन” जामक 
इकतालॉसवाँ अध्याय पूरा इआ॥४१॥ 
ere 


'बयालीसवाँ अध्याय 
प्रासाद-लक्षण-वर्णन 


भगवान्‌ हयग्रीव कहते हैं-- ब्रह्मन्‌! अब मैं 
सर्वसाधारण प्रासाद (देवालय)-का वर्णन करता 
हूँ, सुनो। विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि जहाँ। 
मन्दिरका निर्माण कराना हो, वहाँके चौकोर | 
क्षेत्रक सोलह भाग करे। उसमें मध्यके चार | 
भागोंद्वार आयसहित गर्भ (मन्दिरके भीतरी 
भागकी रिक्त भूमि) निश्चित करे तथा शेष 
बारह भागोंको दीवार उठानेके लिये नियत 
'करे। उक्त बारह भागोंमेंसे चार भागकी जितनी 
लंबाई है, उतनी ही ऊँचाई प्रासादकी दीवारॉकी 
होनी चाहिये। विद्वान्‌ पुरुष दीवारोंकी ऊँचाईसे 
दुगुनी शिखरकी ऊँचाई रखे। शिखरके चौथे 
भागकी ऊँचाईके अनुसार मन्दिरकी परिकमाकी 
ऊँचाई रखे। उसी मानके अनुसार दोनों पर्छ 
भागोंमें निकलनेका मार्ग (द्वार) बनाना चाहिये। 
थे द्वार एक-दूसरेके समान होने चाहिये। मन्दिरके 
सामनेके भूभागका विस्तार भी शिखरके समान 
ही करना चाहिये। जिस तरह उसकी शोभा हो 
सके, उसके अनुरूप उसका विस्तार शिखरसे 
दूना भी किया जा सकता है। मन्दिरके आगेका 
सभामण्डप विस्तारमें मन्दिस्के गर्भसूत्रसे दूना 
होना चाहिये। मन्दिरके पादस्तम्भ आदि भितिके 
बराबर ही लंबे बनाये जायँ। वे मध्यवर्ती 
स्तम्भाँसे विभूषित हों। अथवा मन्दिरके गर्भका 
जो मान है, वही उसके मुख-मण्डप (सभामण्डप 
या जगमोहन)-का भी रखे। तत्पक्षात्‌ इक्यासी 
पदों (स्थानों)-से युक्त वास्तु-मण्डपका आरम्भ 


करे॥ १-७॥ 

इने पहले द्वाल्यासके समीपवर्ती पदोंके 
भीतर स्थित होनेवाले देवताओंका पूजन करे। 
फिर परकोटेके निकटवर्ती एवं सबसे अन्तके 
पमे स्थापित होनेवाले बतीस देवताओंकी पूजा 
करे'॥८॥ 

'यह प्रसादका सर्वसाधारण लक्षण है। अब 
प्रतिमाके मानके अनुसार दूसरे प्रासादका वर्णन 
सुनो ॥९॥ 

जितनी बड़ी प्रतिमा हो, उतनी ही बड़ी 
सुन्दर पिण्डौ बनावे। पिण्डीके आधे मानसे 
गर्भका निर्माण करे और गर्भके ही मानके 
अनुसार भिया उठावे । भौतोंकी लंबाईके अनुसार 
हो उनकी कैँचाई रखे। विद्वान्‌ पुरुष भीतरकी 
ऊँचाईसे गुनी शिखरकी ऊँचाई करावे। शिखरकी 
अपेक्षा चौथाई ऊँचाईमें मन्दिरकी परिक्रमा बनवावे 
तथा इसी ऊँचाईयमें मनदिर्के आगे मुख-मण्डपका 
भी निर्माण करावे॥१०--१२॥ 

गर्भके आठवें अंशके मापका रथकॉके निकलनेका 
मार्ग (द्वार) बनावे। अथवा परिधिके तृतीय 
भागके अनुसार वहाँ रथकों (छोटे-छोटे रथों)- 
कौ रचना करावे तथा उनके भी तृतीय भागके 
आपका उन थोके निकलनेके मार्ग (डार)-का 
निर्माण करावे। तीन रथकॉपर सदा तौन वाकी 
स्थापना करे ॥ १३-१४॥ 

शिखरके लिये चार सूत्रोंका निपातन 
'करे। शुकनासाँके ऊपरसे सूतको तिरछा गिरावे। 


ना पसप, होय द एजे प्क ३27 जे लेका ३ उसके सलम छ जे कत बक जक हे 
२. शिखर चार भाग करके लौचेके दो भागको “जुका” कहते उसके उके लसर भ बेदी होती है, जिसपर उसका 
कठा सिय होता है। सबसे उरक चतुर्थ भाग्ने ' आमललार' संङक कम्ठका निर कराया जाना चाहिये। जैसा कि मस 


कहा है- 


ज शिखरं भन्य आर्द्रा दु । शरनं कु ते चेदिका सत्र 
कन्ठ दु चे कक्‌ 


(ह) 


„अध्याय ४३० 


4७ 


'शिखरके आधे भागमें सिंहकी प्रतिमाका निर्माण 
'करावे। शुकनासापर सूतको स्थिर करके उसे 
मध्य संघितक ले जाय॥ १५-१६॥ 

इसी प्रकार दूसरे पारम भी सूत्रपात करे। 
शुकनासाके ऊपर वेदी हो और वेदीके ऊपर 
_आमलसार नामक कण्ठसहित कलशका निर्माण 
कराया जाय। उसे विकराल न बनाया जाय। 
'जहाँतक वेदीका मान है, उससे ऊपर ही कलशकी 
कल्पना होनी चाहिये। मन्दिरके द्वारकी जितनी 
चौड़ाई हो, उससे दूनी उसकी ऊँचाई रखनी 
चाहिये वारको बहुत ही सुन्दर और शोभासम्प 
बनाना चाहिये। रके ऊपरी भागमें सुंदर मङ्गलमय 
'बस्तुओकि साथ गूलरकी दो शाखाए स्थापित करे 
(खुदवावे) ॥ १७-१९॥ 

के चतुथाँशमँ चण्ड, प्रचण्ड, विष्ववसेन 
और वत्सदण्ड-इन चार द्वारपालोकी मूर्तियोंका 
निर्माण करावे। गूलरकी शाखाओंके अर्ध भागमें 
सुंदर रूपवाली लक्ष्मीदेवीकै श्रीविग्रहको अङ्कति 


'करें। उनके हाथमें कमल हो और दिग्गज 
'कलशोकि जलद्वारा उन्हें नहला रहे हों। मन्दिरके 
'परकोटेकी ऊँचाई उसके चतुर्धाशके बराबर हो। 
प्रसादके गोपुरकी ऊँचाई प्रासादसे एक चौथाई 
कम हो। यदि देवताका विग्रह पाँच हाथका हो 
तो उसके लिये एक हाथकी पीठिका होनी 
चाहिये॥ २०--२२॥ 

विष्णु-मन्दिरके सामने एक गरुडमण्डप तथा 
भौमादि घामका निर्माण करवे । भगवानूके श्रीविग्रहके 
सब ओर आठें दिशाओकि ऊपरी भागमें भगवत्रतिमासे 
डी बढी अवतारोकी मूर्तय बनावे। पूर्व दशाम 
वराह, दक्षिणम नू, पश्चिममें श्रीधर, उत्तर 
हमर, अध्निकोषमे परशुराम, नैफत्यकोणगें श्रीराम, 
वायव्यकोणमें वामन तथा इंशानकोणमें वासुदेवकी 
मूर्तिका निर्माण करे। प्रासाद-रचना आठ, बारह आदि 
समसंख्यावाले समभर करनी चाहिये ड्वारके 
अहम आदि अंशको छोड़कर जो येथ होता है, 
बह दोषकारक नहीं होता है॥२३--२६॥ 


इस प्रकार आदि आप्रेय महातुराणये "राद आदिके लक्षषका वर्णत" तमक 
अवालीसर्का अध्याय पण हुआ॥ अर # 


हिट 
तैंतालीसवाँ अध्याय 
मन्दिरके देवताकी स्थापना और भूतशान्ति आदिका कथन 


हयग्रीवजी कहते हैं-_ ब्रह्‌! अब मैं मन्दरे 
स्थापित करनेयोग्य देवताओका वर्णन करूँगा, 
आप सुनें। पञ्चायतन मन्दिरे जो बीचका प्रधान 
मन्दिर हो, उसमें भगवान्‌ वासुदेवको स्थापित 
करे। शेष चार मन्दिरोमेंसे अभ्निकोणवाले मन्म 
भगवान्‌ वामनकी, नैऋत्यकोणमें नरसिंहकी, 
वायव्यकोणमे हयप्रीवकी और ईशानकोणमें 
बराहभगवान्‌की स्थापना करे। अथवा यदि बीचमें 
भगवान्‌ नारायणकी स्थापना करे तो अस्निकोणमें 
दुर्गाको, नैऋत्यकोणमें सूर्यकी, वायव्यकोणमें 


ब्रहाकी और ईशानकोणमें लिङ्गमय शिवकी 
स्थापना करे। अथवा इंशानमें रुद्ररूपकी स्थापना 
'करे। अथवा एक-एक आठ दिशाओंमें और एक 
बीचमें-इस प्रकार कुल नौ मन्दिर बनवावे। 
नेसे बीचमें वासुदेवकी स्थापना के और 
प्वादि दिशाओंमें परशुराम-राम आदि मुख्य- 
मुख्य नौ अवतारोंकी तथा इन्द्र आदि लोकपालॉको 
स्थापना करनी चाहिये। अथवा कुल नौ धामोमें 
पा मन्दिर मुख्य बनवावे। इनके मध्यमें भगवान्‌ 


पुरुषोतमको स्थापना करे॥ १-५॥ 


०८ 


= अन्तिपुराण« 


पूर्व दिशामें लक्ष्मी और कुबेरको, दक्षिणमें 
'माठृकागण, स्कन्द, गणेश और शिवको, पश्चिममें 
सूर्य आदि नौ ग्रहोंकी तथा उत्ते मत्स्य आदि 
दस अवतारको स्थापना करे। इसी प्रकार अम्तिकोणमे 
चण्डीकी, नै#ल्यकोणमें अम्बिकाकी, वायव्यकोणमेँ 
सरस्वतीकी और ईशानकोणमें लक्ष्मजौकी स्थापना 
करनी चाहिये। मध्यभागमें वासुदेव अथवा 
जारायणकी स्थापना करे। अथवा तेरह कमरोँवाले 
देवालयके मध्यभागमें विश्वरूप भगवान्‌ विष्णुको 
स्थापना करे॥ ६-८॥ 

पूर्व आदि दिशाओमे केशव आदि द्वादश 
बिप्रहोंको स्थापित करे तथा इनसे अतिरि 
गृहम साक्षात्‌ ये श्रोहरि ही विराजमान होते हैं। 
भगवान्‌की प्रतिमा मिट्टी, लकड़ी, लोहा, रल, 
पत्थर, चन्दन और फूल इन सात वस्तुओँकी 
बनी हुई सात प्रकारकी मानी जाती है। फूल, 
मिट्टी तथा चन्दनकी बनी हुई प्रतिमाएँ बननेके 
बाद तुरंत पूजी जाती हैं। (अधिक कालके लिये 
जहाँ होतीं) पूजन कलेपर ये समस्त कापनाओंको पूर्ण 
करती हैं। अब यैं शैलमयी प्रतिमाका वर्णन करता 
हूँ, जहाँ प्रतिमा यनानेमे शिला (पत्थर)-का 
उपयोग किया जाता है॥९--११॥ 

उत्तम तो यह है कि किसी पर्वतका पत्थर 
लाकर प्रतिमा बनवावे । पर्वते अभावे जमीनसे 
निकले हुए पत्थरका उपयोग करे। ब्राह्मण आदि 
चारों वर्णवालॉके लिये क्रमशः सफेद, लाल, 
पीला और काला पत्थर उत्तम माना गया है। यदि 
ह्मण आदि वर्णवालॉको उनके वर्णके अनुकूल 
उत्तम शिला न मिले तो उसमें आवश्यक वर्णकी 
'कमीकी पूर्ति करनेके लिये नरसिंह-मन्त्रसे हवन 
करना चाहिये। यदि शिलामें सफेद रेखा हो तो 
वह बहुत ही उत्तम है, अगर काली रेखा हो तो 
बह नरसिंह-मन्त्रसे हवन करनेपर उत्तम होती 


है।यदि शिलासे काँसेकै बने हुए घण्टेकी-सी 
आवाज निकलती हो और काटनेपर उससे 
चिनगारियाँ निकलती हों तो वह 'पुँलिङ्ग' है, 
ऐसा समझना चाहिये। यदि उपर्युक्त चिह उसमें 
कम दिखायो दें, तो उसे 'स्त्रोलिज्ञ" समझना 
चाहिये और पुँझिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग-बोधक कोई रूप 
न होनेपर उसे नपसक" मानना चहिये। तथा जिस 
शिलामें कोई मण्डलका चिह दिखायी दे, उसे 
सगर्भा समझकर त्याग देना चाहिये॥ १२--१५॥ 

परतिमा बनानेके लिये वनमें जाकर वनयाग 
आरम्भ करना चाहिये। वहाँ कुण्ड खोदकर और 
उसे लौपकर मण्डपर्मे भगवान्‌ विष्णुका पूजन 
करना चाहिये तथा उन्हें बलि समर्पणकर कर्ममें 
उपयोगी टेक आदि शस्वोंकी भी पूजा करनी चाहिये। 
फिर हवन करनेके पश्चात्‌ अगहनीके चावलके जलसे 
अख-मन्र (अस्वाय फट)-के उच्चारणपूर्वक उस 
'शिलाको साँचना चाहिये। नरसिंह-मन्त्रसे उसकी 
रक्षा करके मूल-मन्त्र (ॐ नमो नारायणाय)-से 
सूजन करे। फिर पूर्णाहति-होम करके आचार्य 
भूतोकि लिये बलि समर्पित करें। वहाँ जो भी 
अव्यकूरूपसे रहनेवाले जन्तु, यातुधान (राक्षस), 
गुहाक और सिद्ध आदि हों अथवा और भी जो 
हों, उन सबका पूजन करके इस प्रकार क्षमा- 
प्रार्थना करनी चाहिये॥ १६--१९॥ 

“भगवान्‌ केशवकी आज्ञासे प्रतिमाके लिये 
हमलोगॉकी यह यात्रा हुई है। भगवान्‌ विष्णुके 
'लिये जो कार्य हो, वह आपलोगोंका भी कार्य है। 
अतः हमारे दिये हुए इस बलिदानसे आपलोग 
सर्वथा तृत हों और शीघ्र ही यह स्थान छोड़कर 
कुशलपूर्बक अन्यत्र चले जायै'॥ २०-२१॥ 

इस प्रकार सावधान करनेपर वे जीव बढ़े 
प्रसन्न होते हुँ और सुखपूर्वक उस स्थानको 
छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। इसके बाद 


«अध्याय ४४० 


८९ 


पसम 


जसम 


'कारीगरोंके साथ यज्ञका चरु भक्षण करके रातमें 
सोते समय स्वप्र-मन्त्रका जप करे। "जो समस्त 
प्राणियोंके निवास-स्थान हैं, व्यापक हैं, सबको 
उत्प करनेवाले हैं, स्वयं विरूप हैं और 
सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन स्वप्रके 
अधिपति भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार है। देव! 
देवधर! मैं आपके निकट सो रहा हूँ। मेरै मनमै 
जिन कार्योंका संकल्प है, उन सबके सम्बन्ध 
कुछ कहिये'॥ २२-२४॥ 

"ड म १ 'फद्‌ विष्णवे स्वाहा ।' इस प्रकार 
भन्तर-जप करके सो जानेपर यदि अच्छा स्वप हो 
तो सब शुभ होता है और यदि बुरा स्वप्न हुआ 
तो नरसिंह-मततसे हवन करेपर शुभ होता है। 
सबेरै उठकर अस्तर-मनत्रसे शिलापर अर्घ्य दे। 

इस प्रकार आदि आप्रेय महापुराणमें 'मन्दिएके 


फिर अस्त्री भी पूजा करे। कुदाल (फावडे), 
टेक और शस्त्र आदिके मुखपर मधु और घी 
लगाकर पूजन करना चाहिये। अपने-आपका 
विष्णुरूपसे चिन्तन करे। कारीगरको विश्वकर्मा 
माने और शस्त्रके भी विष्णुरूप होनेकी हो 
भावना करे। फिर शस्त्र कारीगरकों दे और 
| उसका मुख-पृष्ठ आदि उसे दिखा दे ॥ २५--२७॥ 
कारीगर अपनी इ्द्रयॉंको वशमें रखे और 
हाथमे टंक लेकर उससे उस शिलाको चौकोर 
जनावे। फिर पिण्डो बनानेके लिये उसे कुछ 
छोटी करें। इसके बाद शिलाको वस्त्रें लपेटकर 
रपर रखे और शिल्पशालामें लाकर पुनः उस 
'शिलाका पूजन करे। इसके बाद कारगर प्रतिमा 
'बनावे॥ २८-२९॥ 
देकाको स्थापना, भूतश शिखा-छक्षण और 


अतिया-पि्समाणा आदिका विकपण” कामक तैलीसथाँ अध्याय पूरा हुआ॥४३॥ 
Rn 


चौवालीसवाँ अध्याय 
बासुदेव आदिकी प्रतिमाओके रक्षण 


भगवान्‌ हयग्रीव बोले ब्रह्मन्‌! अब मैं 
तु बासुदेव आदिकी प्रतिमाके लक्षण बताता 
हुँ सुनो। मन्दिरके उत्तर भागमें शिलाको पूर्वाभिमुख 
अथवा उत्तराभिमुख रखकर उसको पूजा करे 
और उसे बलि अर्पित करके कारीगर शिलाके 
चमे सूत लगाकर उसका नौ भाग करे। नवें 
भागको भी १२ भागोँमें विभाजित करनेपर एक- 
एक भाग अपने अङगलसे एक अङ्गुलका होता 
है। दो अङ्गुलका एक गोलक होता है, जिसे 
“कालनेत्र' भी कहते हैं॥ १-३॥ 

उक्त नौ भागोमेंसे एक भागके तीन हिस्से 
करके उसमें पार्ष्ण-भागकी कल्पना करे। एक 
भाग घुटके लिये तथा एक भाग कण्ठके लिये 
निश्चित रखे। मुकुटको एक बित्ता रखे। मुँहका 


भाग भौ एक बितेका ही होना चाहिये। इसी 
प्रकार एक बितेका कण्ठ और एक ही बिरेका 
दय भी रहे। नाभि और लिङ्गके बीचमें एक 
बितेका अन्तर होना चाहिये। दोनों ऊरु दो 
बित्तेके हों। जंघा भी दो बित्तेकी हो। अब 
सूत्रोंका माप सुनो-॥ ४-६॥ 

दो सूत पैम और दो सूत जङ्घामे लगावे। 
घुमे दो सूत तथा दोनों ऊरुआमे भी दो 
सूतका उपयोग करे। लिङ्गम दसरे दो सूत तथा 
कटिमें भी कमरबन्ध (करधन) बनानेके लिये 
दूसरे दो सूताँका योग करे। नाभिमें भी दो सूत 
कामें लावे। इसी प्रकार इदय और कण्ठमे दो 
सूतका उपयोग करे। ललाटवें दूस और मस्तके 
दूसरे दो सूतोंका उपयोग करे। बुद्धिमान्‌ करीगरोंको 


मुकुटके ऊपर एक सूत करना चाहिये। | 
ऊपर सात ही सूत देने चाहिये। तीन कक्षाओंके 
अन्तरसे ही छः सूत्र दिलावे। फिर मध्य- 
सूत्रको त्याग दे और केवल सूरो ही निवेदित 
करे॥ ७ ११॥ 
ललाट, नासिका और मुखका विस्तार चार 
अङ्गुला होना चाहिये। गला और कानका भी 
चार-चार अङ्गुल विस्तार करना चाहिये। दोनों 
ओरकी हनु (ठोढ़ी) दो-दो अङ्गुल चौड़ी हो 
और चिबुक (ठोके बीचका भाग) भी दो 
अलका हो। पू विलार छ. अजका होता 
। इसी प्रकार ललाट भी विस्तारमें आठ 
अङ्गुलका बताया गया है। दोनों ओरके शुक दो- 
दो अमुलके बनाये जायें और उनपर बाल भी 
हों। कान और नेत्रके बीचमें चार 
अन्तर रहना चाहिये। दो-दो अङ्गुले कान एवं 
पृधुक बनावे। भौहेके समान सूत्रे मापका 
'कानका सोत कहा गया है। बिंधा हुआ कान छः 
अङगुलका हो और बिन बिंधा हुआ चार अङ्गुलका। 
अथवा बिधा हो या बिना बिधा, सब चिबुकके 
समान छ: अङ्गुलका होना चाहिये ॥ १२--१६॥ 
गन्धपा, आवर्त तथा शष्कुली (कानका पूरा 
घेरा) भी बनावे। एक अङ्गुलमें नौचेका ओठ | 
और आधे अङ्गुलका ऊपरका ओठ बनावे।| 
नेत्रका विस्तार आधा अङ्गुल हो और मुखका 
विस्तार चार अङ्गुल हो। मुखको चौडाई डेढ़ 
अङ्गुलकी होनी चाहिये। नाककी ऊँचाई एक 
अङ्गुल हो और ऊैचाईसे आगे केवल लंबाई दो 
अङगुलकी रहे। करवीर-कुसुमके समान उसकी 
आकृति होनी चाहिये। दोनों नेत्रोके बीच चार | 
अङ्गुलका अन्तर हो। दो अङ्गुल तो आँखके भें 
आ जाता है, सिर्फ दो अल अन्तर रह जाता 
है। पूरे नेत्रका तीन भाग करके एक भागके 


बराबर तारा (काली पुतली) बनावे और पाँच 
भाग करके, एक भागके बराबर दृक्तारा (छोटी 
पुतली) बनावे। त्का विस्तार दो अङ्गुलका हो 
और द्रोणी आधे अङगलकी 


॥ उतना हौ प्रमाण 
भौंहोंकी रेखाका हो। दोनों ओरकी भौहें बराबर 
रहनी चाहिये। भोका मध्य दो अङगुलका और 
विस्तार चार अङ्गुलका होना चाहिये ॥ १७--२२॥ 

भगवान्‌ केशव आदिकी मूर्तियोंके मस्तकका 
पू घेरा छब्बीस अङ्गुलका होवे अथवा बत्तीस 
अङ्गुलका | नचे ग्रीवा (गला) पाँच नेत्र (अर्थात्‌ 
दस अङ्गुल)-की हो और इसके तीन गुना अर्थात्‌ 
तीस उसका वेष्टन (चारों ओरका घेरा) 
हो। ऊपरकी ओर ग्रीवाका विस्तार आठ 
अङ्खुलका हो । ग्रीवा और छातीके बीचका अन्तर 
बाके तीन गुने विस्तारवाला होना चाहिये। 
दोनों ओरके कंधे आठ-आठ अङ्गुलके और 
सुन्दर अंस तीन-तीन आहुलके लके हों। सात नेत्र 
(यानी चौदह ५८० )-को दोनों बाहें और 
सोलह अङ्गुलकी दोनों प्रबाहुएँ हाँ (बाहु और 
प्राहु मिलकर पूरी बाँह समझी जाती है)। 
बाहुओँकौ चौड़ाई छः गु हो। प्रबाहुओंकी 
भी इनके समान ही hs चाहिये। बाहुदण्डका 
चारों ओरका भेरा कुछ ऊपरसे लेकर नौ कला 
अथवा सत्रह अङ्गुल समझना चाहिये। आधेपर 
चमं कर्पर (कोहनी) है। कूर्परका घेरा सोलह 
अङ्गलका होता है। ब्रहाजी! प्रबाहुके मध्यमे 
उसका विस्तार सोलह अङ्गुलका हो। हाथके 
अग्रभागका विस्तार बारह अङ्गुल हो और उसके 
बीच करठलका विस्तार छः अङ्गुल कहा गया है। 
हाथकी चौडाई सात अङ्ुलको करे। हाथके 
मध्यमा अङगुलीकी लंबाई पाँच अङ्गुलकी हो 
और तर्जनी तथा अनामिकाकी लंबाई उससे 
आधा अङ्गुल कम अर्थात्‌ ४॥ अङ्गुलकी करे। 


«अध्याय ४४०. 


'कनिष्ठिका और अँगूठेकी लंबाई चार 

करे। अँगूठेमें दो पोर बनावे और याको सभी 
अँगुलियोंमें तीन-तीन पोरु रखे। सभी अँगुलियोकि 
एक-एक पोरके आधे भागके बराबर प्रत्येक 
अँगुलीके नखकी नाप समझनी चाहिये। छातीकी 
जितनी माप हो, पेटकी उतनी ही रखे। एक 
अङ्खुलके छेदवाली नाभि हो। नाभिसे लिङ्गके 


बीचका अन्तर एक बिता होना चाहिये ॥ २३--३३॥ | विस्तार 


नाभि-मध्याङ्ग (उदर)-का घेरा बयालीस 
अङ्गुलका हो। दोनों स्तनोक बीचका अन्तर एक 
बित्ता होना चाहिये। स्तोका अग्रभाग-चुचुक 
यवके बराबर बनावे। दोनों स्तनॉका घेरा दो पदोके 
बराबर हो। छातीका घेरा चौसठ अङ्गुलका बनावे। 
उसके नीचे और चारों ओरका घेरा “वेहन' कहा 
गय है। इसी प्रकार कमरका पेश चौवन अङ्गुलका 
होन चाहिये। करुओकि मूलका विस्तार बारह बारह 
अलुराका हो। से खयर मा बिल 
रखना चाहिये। मध्यभागसे नौचेके अङ्गका 
विस्तार शः कम होना चाहिये। घुटनॉका 
विस्तार आठ अङ्गुलका करे और उसके नौचे 
ज॑घाका घेरा तीन गुना, अर्थात्‌ चौबीस अङ्गलका 
हो; जँघाके मध्यका विस्तार सात अङ्गुलका होना 
चाहिये और उसका घेरा तीन गुना, अर्थात्‌ इकीस 
अङ्गुलका हो। जंघाके अग्रभागका विस्तार पाँच 
अङ्गुल और उसका घेरा तीन गुना पढ असु 
हो। चरण एक-एक बिते लंबे होने चाहिये। 
बिस्तारसे उठे हुए पैर अर्थात्‌ पैरोंकी ऊँचाई चार 
अङ्गुलकी हो । गुल्फ (घुट्टी)-से पहलेका हिस्सा 
भै चार तका हौ सो ३४-४४ 
दोनों पैरौकी चौड़ाई छः अङ्गुलकी, गुहाभाग 
न अला और उसका पा महसा 
होना चाहिये। परें प्रदेशिनी, अर्थात्‌ अँगूठा 


चौड़ा होना उचित है। शेष अगुलियोकि मध्यभागका 
विस्तार क्रमशः पहली अँगुलीके आठवें-आठवें 
भागके बराबर कम होना चाहिये। अँगूठेकी 
ऊँचाई सवा अङ्गुल बतायी गयी है। इसी प्रकार 
अँगूठेके नखका प्रमाण और अंगुलियसे दूना 
रखना चाहिये। दूसरी अँगुलीके नखका विस्तार 
आधा अङ्गुल तथा अन्य अँगुलियोंके नखोका 


क्रमशः जरा-जरा-सा कम कर देना 
चाहिये॥ ४१-४३॥ 

दोनों अण्डकोष तीन-तीन अङ्गुल लबे बनावे 
और लिङ्ग चार अजुल लंबा करे। इसके ऊपरका 
भाग चार अमल रखे। अण्डकोपोंका पूरा घेरा 

छ, जलका होता चाहिते! इसके सिवा 
भगवान्को तिमा सब प्रकारके भरे भूषा 
करनी चाहिये। यह लक्षण उददेश्यमात्र (संक्षेप) 
बताया गया है॥ ४४-४५॥ 

इसी प्रकार लोकमें देखे जाेवाले अन्य 
लक्षणको भी दृष्टम रखकर प्रतिमामें उसका 
निर्माण करना चाहिये। दाहिने हारथोमैसे ऊपरवाले 
हाथमें चक्र और नौचेवाले हाथमें पद्म धारण 
करावे। जायें हाथमे ऊपरवाले हाथमे शङ्क और 
जौचेबाले हाथमें गदा बनावे। यह वासुदेव कृष्णका 
चिह है, अत: उन्हींकी प्रतिमामें रहना चाहिये। 
भगवानूके निकट हाथमें कमल लिये हुए लक्ष्मी 
[तथा वीणा धारण किये पुष्टि देवीकी भी प्रतिमा 
बनावे। इनकी ऊँचाई ( भगवद्विग्रहके) करुओँके 
बराबर होनी चाहिये। इनके अलावा प्रभागष्डलमें 
स्थित मालाधर और विद्याधरका विग्रह बनावे। 
प्रभा हस्ती आदिसे भूषित होती है। भगवानके 
चरणोकि नीचेका भाग अर्थात्‌ पादपीठ कमलके 
आकारका बनावे। इस प्रकार देव-प्रतिमाओमें 
उक लक्षणोंका समावेश करता चाहिये॥ ४६--४९॥ 


इस परकार आदि आग्रेय महुरं “वासुदेक आदिको रतियाओके लक्षणका वर्णन नामक 
चलाख अध्याय पूछा हुआ २४५ 
me 


पिण्डिका आदिके लक्षण 


भगवान्‌ हयग्रीव कहते हं--ब्रहन्‌। अब चै 
'पिण्डिकाका लक्षण बता रहा हूँ। पिण्डका लंबाईमें 
तिमा समान ही होती है, परु उसको ऊँचाई 
प्रतिमासे आधी होती है। पिण्डिकाको चौसठ कुटों 
(पद या कोष्ठकों)-से युक्त करके नीचेकी दो 
पहु जोक दे और उसके कपका जो कह है से 
ओर दोनों पामे भोतरको ओस्से मिटा दे।| 
इसी तरह ऊपरकी दो पड्कियोंको त्यागकर उसके 
जीचेका जो एक कोष्ठ (या एक पक्कि) है, उसे 
भीतरकी ओरसे यलपूर्वक मिटा दे। दोनों 
पाध समान रूपे यह क्रिया करे॥१-३॥ 
दोनों पाक मध्यगत जो दो चौक हैं, उनका 
भी मार्जन कर दे। तदनन्तर उसे चार भागोंमें 
बाँटकर विद्वान्‌ पुरुष ऊपएकी दो पह्लियोंको 
मेखला माने। मेखलाभागकी जो मात्रा है, उसके 
आधे मानके अनुसार उसमें खात खुदाबे। फिर 
दोनों पार्श्रभागोमें समानरूपसे एक-एक भागको 
त्यागकर बाहरकी ओरका एक पद नाली बनानेके 
लिये दे दे। विद्वान पुरुष उसमें नाली बनवाये।| 
फिर तीन भागमें जो एक भाग है, उसके आगे 
जल निकलनेका मार्ग रहे ॥४-६॥ 
जाना प्रकारके भेदसे यह शुभ पिण्डिका 
“अदा कही गयी है। लक्ष्मी देवौकी प्रतिमा ताल 
(हथेली)-के मापसे आठ तालकी बनायी जानी 
चाहिये। अन्य देवियोंकी प्रतिमा भी ऐसी ही हो। 
दोनों भौहोंको नासिकाकौ अपेक्षा एक-एक जौ 
अधिक बनावे और नासिकाको उनकी अपेक्षा 
एक जौ कम। मुखकी गोलाई नेत्रगोलकसे बड़ी 


होनी चाहिये। वह ऊँचा और टेढा-मेदा न हो। 
आँखें बड़ी-बड़ी बनानी चाहिये। उनका माप 
सवा तीन जौके बराबर हो। नेज्रॉकी चौड़ाई 
उनको लंबाईकी अपेक्षा आधी करे। मुखके एक 
कोनेसे लेकर दूसरे कोनेतककी जितनी लंबाई है, 
उसके बराबरके सूतसे नापकर कर्णपाश (कानका 
पूरा घेरा) बनावे। उसकी लंबाई उक्त सूते कुछ 
अधिक ही रखे। दोनों कंधोंको कुछ झुका हुआ 
और एक कलासे रहित बनावे। ग्रीवाकी लंबाई डेढ 
कला रखनी चाहिये। वह उतनी हो चौडाईसे भी 
हो। दोनों करुओका विस्तार ग्रीवाकी 
एक नेत्र कम होगा। जानु (घुटने), 
ते, पीठ, नितम्ब तथा कटिभाग-इन 
कल्पना करे॥ ७-११ ३॥ 
हाथकौ अँगुलियाँ बढी हों। ये परस्पर 
अवरुद्ध न हों। बड़ी अँगुलीकी अपेक्षा छोटी 
अँगुलियाँ सातवें अंसे रहित हों। जंघा, कह 
और कटि-इनकी लंबाई क्रमशः एक-एक नेत्र 
कम हो। शरीरके मध्यभागके आस-पासका अङ्ग 
गोल हो। दोनों कुच घने (परस्पर सटे हुए) और 
यौन (उभड़े हुए) हों। स्तनॉका माप हथेलीके 
बराबर हो। काटि उनकी अपेक्षा डेढ़ कला 


हो।' उनके पार्भागमे हाम चैंवर लिये दो 
सुन्दरी स्त्रियौ खड़ी हौँ'। सामने बडी नाकवाले 
गर्डकी स्थापना करे। अब मै चङ्क (शालप्राम) 
मूर्ति आदिका वर्णन करता हूँ॥१२-१५॥ 


इस परकार आदि आद्रे महापुराणमें “पिण्डिका आदिके लक्षणका वर्णन” नामक 
कालीसका अध्याय पूय हुआ॥ ४५० 
SR नाली 


दर 


न्य 


प ज सब और चौद है, उसे मापक र तेज के ह। 

३ पुम दाहिने हाम फल और बे हें कमलका उहेख है- 
& फल नेक 

३. मु अनेक चामरी सिमो वर्णन है हस: स्किप: 


Cer) 
३ (२६१।५५) 


छियालीसवाँ अध्याय 
शालग्राम-मूर्तियोंके लक्षण 


भगवान्‌ हयग्रीव कहते हैं-- ब्रह्म! अब मैं 
शालग्रामगत भगवन्यूर्तियोका वर्णन आरम्भ करा 
हूँ, जो भोग और मोक्ष प्रदान कलेवाली हैं। 
जिस शालग्राम-शिलाके दामं दो चक्रके चिह हों 
और जिसका वर्ण श्वेत हो, उसकी “वासुदेव' 
संज्ञा है। जिस उत्तम शिलाका रंग लाल हो और 
जिसमें दो चक्रके चिह्न संलग्न हों, उसे भगवान्‌ 
"संकर्षण'का श्रीविग्रह जानना चाहिये। जिसमें 
चक्का सूक्ष्म चिह हो, अनेक छट हों, नील वर्ण 
हो और आकृति बड़ी दिखायी देती हो, वह 
“प्रधुम्'की मूर्ति है। जहाँ कमलका चिह हो, 
जिसकी आकृति गोल और रंग पौला' हो तथा 
जिसमें दो-तीन रेखाएँ शोभा पा रही हों, यह 
“अनिरुद्ध'का ङग है। जिसकी कान्ति काली, 
जाभि ऊत और जिसमें बड़े-यड़े छर हों, उसे 
“नारायण' का स्वरूप समझना चाहिये। जिसमें कमल 
और चक्रका चह हो, पृषठभागमें छिद्र हो और जो 
बिन्दुसे युक्त हो, वह शालग्राम 'परमेही' नामसे 
प्रसिद्ध है। जिसमें चक्रका स्थूल चि हो, जिसकी 
कान्त श्याम हो और मध्यें गदा-जैसी रेखा हो, 
उस शालग्रामकी 'विष्णु' संज्ञा है॥ १--४॥ 
'ृसिंह-विग्रहमें चक्रका स्थूल चिह होता है। 
उसकी कान्ति कपिल वर्णकी होती है और उसमें 


वाराह-विग्रहमें शक्ति नामक अस्त्रका चि 
होता है। उसमें दो चक्र होते हैं, जो परस्पर विषम 
(समानतासे रहित) हैं। उसकी कान्ति इन्रनील 
मणिके समान नौली होती है। वह तीन स्थूल 
रेखाओंसे चिहित एवं शुभ होता है जिसका 
पृष्ठभाग कैचा हो, जो गोलाकार आवर्तचिहसे 
युक एवं श्याम हो, उस शालग्रामकी 'कूर्म 
(कच्छप) सं हैं'॥५-६॥ 

जो अंकुशकी-सी रेखासे सुशोभित, नीलवर्ण 
'एवं बिुमु हो, उस शालप्राम-शिलाको 'हयग्रीव' 
कहते हैं। जिसमें एक चक्र और कमलका चिह 
हो, जो मणिके समान प्रकाशमान तथा पुच्छाकार 
रेखासे शोभित हो, उस शालप्रामको 'बैकुण्ठ' 
समझना चाहिये। जिसकी आकृति बढ़ी हो, 
जिसमें तीन बिन्दु शोभा पाते हों, जो काँचके 
सेत तथा भरा-पूरा हो, वह शालग्राम- 
मत्स्यावतारधारी भगवान्‌की मूर्ति मानी 
है। जिसमें वनमालाका चिह्न और पाँच 
रेखाएँ हों, उस गोलाकार शालग्राम-शिलाको 
“शधर' कहते हँ॥७-८॥ 

गोलाकार, अत्यन्त छोटी, नौली एवं बिन्दुयुक्त 
शालग्राम-शिलाकी 'वामन' संज्ञा है।' जिसकी 
कान्ति श्याम हो, दक्षिण भागमें हाकी रेखा और 


समान 
शिला 
जाती 


पाँच बिन्दु सुशोभित होते हैं 


जायें आगमे बिन्दुका चिह हो, उस शालग्राम- 


स्प संकलित गरुण (४५वें अध्याय)-के नि यचे लाका द सितो है सथा 
पुनः सश्चत 
२, उ रके अनुखार ह अमस नौलवरण सूचित होख है। सथा अनस हलो नौलो द्र जिखक।' 
पुं 


३. पको नि कपिोऽस्यातिदुकः 
स भिर्‌ । कनः सा 


७ म्यो खरच फु बः । (+) 


किमिः । नसि स्थूल: । 


अहावारिकामू॥ (इति गरुणे) 
(ee) 
रत, पाहु चोृरः। (गु^) 
एकपा्ुबसनः॥ (गुः) 


८. शधरः पद्मेखोउल्याद जतमाली गिः । (य८5) (वचसो सकि) 


९. वागतो युतो इः कमच्छ: सुः । (ग पु») 


'शिलाको “त्रिविक्रम' कहते हैं! ॥ ९8 

जिसमें सर्पके शरीरका चिह्न हो, अनेक | 
अ्रकारकी आभाएँ दौखती हों तथा जो अनेक 
मूर्तियोंसे मण्डित हो, वह शालग्राम-शिला ' अनन्त" 
(शेषनाग) कही गयी है। जो स्थूल हो, जिसके 
मध्यभागमें चक्रका चि हो तथा अधोभागमें 
सूक्ष्म बिन्दु शोभा पा रहा हो, उस शालग्रामकी 
“दामोदर' संज्ञा है।' एक चक्रवाले शालग्रामको 
सुदर्शन कहते हैं, दो चक्र होनेसे उसकी 
'लक्ष्मीनातयण' संज्ञा होती है। जिसमें तीन चक्र 


हों, वह शिला भगवान्‌ ' अच्युत' अथवा “त्रिविक्रम' 
है। चार चक्रॉसे युक्त शालग्रामको ' जनार्दन', पाँच 
चालेको “वासुदेव', छः चक्रवालेको "पप्र 
तथा सात चक्रवालेको “संकर्षण' कहते है। आठ 
चक्रवाले शालग्रामकी 'पुरुषोत्तम' संज्ञा है। नौ 
चक्रवालेको 'नवष्यह' कहते हैं। दस चक्रॉसे युक्त 
'शिलाकी 'दशावतार ' सजा है। ग्यारह चक्रॉसे युक्त 
होनेपर उसे ' अनिरुद्ध, दादश चक्रॉसे चिहित 
होनेपर "दाता" तथा इससे अधिक चक्रॉसे 
बुक होनेपर उसे 'अनन्त' कहते हैं॥ १०-१३॥ 


हस प्रकार आदि आगरेक महातुराजयों “ललत मूरतियोंके लक्षणका वर्णत' नमक 
फिवलॉसर्कों अध्याय पूणा हुआ ४६ ॥ 


तिनी 
सैँतालीसवाँ अध्याय 
शालग्राम-विग्रहोंकी पूजाका वर्णन 


भगवान्‌ हयग्रीव कहते हैं-- ब्रह्म! अब मैं 
तुम्हारे सम्मुख पूर्व चक्राङ्कित शालग्राम-विग्रहोंकी 
पूजाका वर्णन करता हूँ, जो सिद्धि प्रदान 
करनेवाली है। श्रोहरिकी पूजा तीन प्रकारको, 
होती है-काम्या, अकाम्या और उभयात्मिका । 
मत्स्य आदि पाँच विग्रहोंकी पूजा काम्या अथवा 
उभयात्मिका हो सकती है। पूर्वोक्त चक्रादिसे 
सुशोभित वराह, तृसिंह और वामन-इत तीनॉंकी 
पूजा मुक्तिके लिये करनी चाहिये। अब शालग्राम- 
पूजनके विषयमै सुनो, जो तीन प्रकारको होती 
है। इनमे निष्कला पूजा उत्तम, सकला पूजा 
कनिष्ठ और मूर्तिपृजाको मध्यम माना गया है। 
चौकोर मण्डलमें स्थित कमलपर पूजाकी विधि 
इस प्रकार है--हदयमें प्रणवका न्यास करते हुए, 
बढङ्गन्यास करे। फिर करन्यास और व्यापक | प्रणवसे पूजन कलेके पश्चात्‌ तीन मुद्राऑका 


ज्यास करके तीन मुद्राओंका प्रदर्शन करे। तत्पक्षात्‌ 
चक्रके बाह्मभागमें, पूर्व दिशाकी ओर गुरुदेवका 
पूजन करे। पश्चिम दिशामें गणका, वायव्यकोणमें 
पातका एवं तै#त्यकोणमें विधाताका पूजन करे। 
दक्षिण और उत्तर दिशामें क्रमशः कर्ता और 
हर्ताकी पूजा करे। इसी प्रकार ईशानकोणमें 
विष्वक्सेन और अग्निकोणमें क्षेत्रपालकी पूजा 
करे। फिर पूवाद दिशाओंमें ऋग्वेद आदि चारों 
वदो पूजा करके आधारशक्ति, अनन्त, पृथिवी, 
योगपीठ, पद्म तथा सूर्य, चन्द्र और ग्रहात्पक 
अभ्नि--इन तीनेकि मण्डलॉका यजन करे। तदनन्तर 
ड्ादशाक्षर मन्त्रसे आसनपर शिलाकी स्थापना 
कके पूजन को। फिर मूल मनत्रके विभाग करके 
एवं सम्पूर्ण मन्त्रे क्रमपूर्वक पूजन करे। फिर 
अणवसे पूजन केके पश्चात्‌ तीन मुद्राओंका 


६ कमको हारः कमो योऽन्यत्र: । (गपु) 
जानाकरणोउेकमूरतिगगिभोगी त्वननहक,। (ग पु») 
३ स्लो दामोडरो नोल सध्वेचक: समीलक: । (ग प+) 


९५ 


ससस 


प्रदर्शन करे॥ १-९॥ 

इस प्रकार यह शालग्रामकी प्रथम पूजा 
निष्कला कही जाती है। पूर्ववत्‌ घोडशदलकमलसे 
दुक्त मण्डलको अद्वित करे। उसमें शङ्ख, चक्र, 
गदा और खड्ग-इन आवुधोंकी तथा गुरु 
आदिकी पहलेकी भाँति पूजा करे। पूर्व और 
उत्तर दिशाओंमें क्रमशः धनुष और वाणकी पूजा 


| करे। प्रणवमन्त्रसे आसन समर्पण करे और 
द्वादशाक्षर मन्त्रसे शिलाका न्यास करना चाहिये। 
अब तौसरे प्रकारकी कनिष्ठ पूजाका वर्णन करता 
हुँ, सुनो। अषटदलकमल अङ्कित करके उसपर 
पहलेके समान गुरु आदिकी पूजा करे। फिर 
अष्टक्षर मन्त्रसे आसन देकर उसीसे शिलाका 
नयास करे॥ ०-१३ ६ ॥ 


इस प्रकार आदि आप्रेय महापानं “लालग्राम आदिको पूजाका वर्णन" विषयक 


भगवान्‌ 
ऑकारस्वरूप केशव अपने हाथोंमें पथ, श, 
चक्र और गदा धारण कलेवाले हुँ"। नारायण 
शङ्क, परा, गदा और चक्र धारण करते हैं, मैं 
प्रदक्षिणापूर्वक उनके चरणों नतमस्तक होता हूँ। 
माधव गदा, चक्र, शङ्क और पद्म धारण करनेवाले 
हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। गोविन्द अपने 
हाथमे क्रमशः चक्र, गदा, पद्य और शङ्ख धारण 
करनेवाले तथा बलशाली हैं। श्रीविष्णु गदा, प, 
शङ्क एवं चक्र धारण करते हैं, वे मोक्ष देनेवाले 
हैं। मधुसूदन शङ्ख, चकर, पद्य और गदा धारण 
करते हैं। मैं उनके सामने भक्तिभावसे नतमस्तक 
होता हूँ। त्रिविक्रम क्रमशः पदा, गदा, चक्र एवं 
शङ्ख धारण करते हैं। भगवान्‌ वामनके हाथोमें 
शङ्ख, चक्र, गदा एवं पद्म शोभा पाते हैं, वे सदा 
मेरी रक्षा करें॥ १-४॥ 

श्रीधर कमल, चक्र, शाङ्ग धनुष एवं शङ्क 
धारण करते हैं। वे सबको सहि प्रदान करनेवाले | मैं उन्हें नमस्कार करता हुँ। गदा, पद्म, चक्र 


हैं। इपीकेश गदा, चक्र, पद्य एवं शख धारण 
करते हैं, वे हम सबकी रक्षा करें। वरदायक 
भगवान्‌ पाभ शङ्ख, पा, चक्र और गदा धारण 
करते हैं। दामोदरके होमे पथ, शङ्क, गदा और 
चक्र शोभा पाते हँ, मै उन्हे प्रणाम करता हूँ। गंदा, 
शङ्ख, चक्र और पद्य धारण करनेवाले वासुदेवने 
हो सम्पूर्ण जगत्का विस्तार किया है। गदा, शङ्ख, 
पय और चक्र धारण कलेवाले संकर्षण आपलोगोंकी 
रक्षा करें॥५--७॥ 

बाद (युद्ध)-कुशल भगवान्‌ प्रधुम्न चक्र, 
शङ्ख, गदा और प्य धारण करते हैं। अनिरुद्ध 
चक्र, गदा, शङ्क और पद्म धारण करनेवाले हैं, 
चे हमलोगोंकी रक्षा करें सुरेश्वर पुरुषोत्तम चक्र, 
कमल, शङ्क और गदा धारण करते हैं, भगवान्‌ 


अधोक्षज पद्य, गदा, शङ्क और चक्र धारण 
'कलेवाले हैं। वे आपलोगोंकी रक्षा करेँ। नृसिंहदेव 
चक्र, कमल, गदा और शङ्ख धारण कसाल हैं, 
मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। गदा, पच, चक्र 


= अस पाणका यह म दहने भागक नोखवाल हादसे आरम्भ होकर बावे भके नचले हायतक जाता है) अर्थात्‌ केशव 
दे भके विचले हायसे पप, ऊपरकले हासं शङु, बे भागके उरकले हाने चळ और नौचेजाले हायवे गदा धारण कसो हैं। 
ला ही सत्र समना चाहिदे। मके अनुसार दाहिने हाके ऊप्णकले हाये भौ यह क्रम आसम होल है। 


१६ 


और शङ्क धारण करनेवाले अच्युत आपलोगोंकी 
रक्षा करें। शङ्क, गदा, चक्र और पद्म धारण 
करनेवाले बालवदुरूपधारी वामन, पच, चक्र, 
शङ्क और गदा धारण कलेवाले जनार्दन, शङ्क 
प, चक्र और गदाधारी यजस्वरूप श्रीहरि तथा 
शङ गदा, पद्म एवं चक्र धारण करनेवाले श्रीकृष्ण 
मुझे भोग और मोक्ष देनेवाले हों ॥८-१२४ 
आदिम भगवान वासुदेव हैं। उनसे संकर्षण 


+ अनतियुराण- 


प्रकट हुए। संकर्षणसे रप्र और प्रधुप्रसे अनिरद्धका 
प्रादुर्भाव हुआ। इनमेंसे एक-एक क्रमशः केशव 
आदि मूर्तये धेदसे तीन-तीन रूपोमे अभिव्यक्त 
हुआ। (अतः कुल मिलाकर बारह स्वरूप 
हुए)'। चौबोस-मूर्तियोंकी स्तुतिसे युक्त इस 
ददशक स्तोत्रका जो पाठ अथवा श्रवण करता 
है, वह निर्मल होकर सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर 
लेता है'॥ १३--१५॥ 


मत्स्यादि दशावतारोंकी प्रतिमाओंके लक्षणोंका वर्णन 


भगवान्‌ हयग्रीव कहते हैं- ब्रह्मत्‌! अब मैं 
तुम्हें मत्स्य आदि दस अवतार-विप्रहोंका लक्षण 
बताता हूँ। मतस्यभगवानूकी आकृति मत्स्यके 
समान और कूर्म भगवानुकी प्रतिमा कूम (कच्छप)- 


के आकारकी होनी चाहिये। पृथ्वीके उदारक 
भगवान्‌ खराहको मनुष्याकार बनाना चाहिये, थे 
दाहिने हाथमें गदा और चक्र धारण करते हैं। 
उनके बये हाथमे शङ्ख और परा शोभा पाते हैं। 


(पण से र पावन ओर पवको सेक लिन और मूनक पध, 
कणत और धीता अनरे चे, पा एवं मोसो अपि हुई! 

३. इस धय आ शोक शुत हैं रेक स्तोके भरारी दो-दो मूर्तिका सतत हुआ तथा इन य रतोकोके 
आदिका एक-एक भकष जोड़े ॐ नमो ले जासुदेखाव' उह रार भन बचत है। इत इसे प्श पोष एवं 


चौबीस मिया सतज कहते हैं। 


पड 
हुई 
5 
Ei 
El 


म्‌ 


4३ ह 
५ 


| हम Ig 
FE 
i! 


र 


| 


३ | Ht 


9 अध्याव ४९० 


अथवा पद्मके स्थानपर वाम भागगे पचा देवी 
सुशोभित होतो हैं। लक्ष्मी उनके बायें कूर्पर 
(कोहनी)-का सहारा लिये रहती हैं। पृथ्वी तथा 
अनन्त चरणोंके अनुगत होते हैं। भगवान्‌ वराहकी 
स्थापनासे राज्यकी प्राप्ति होती है और मनुष्य 
भवसागरसै पार हो जाता है। नरसिंहका मुँह 
खुला हुआ है। उन्होंने अपनी बायीं जाँघपर दानव 
हिरण्यकशिपुको दबा रखा है और उस दैल्यके 
वक्षको विदीर्ण करते दिखायी देते हैं। उनके 
गलेमें माला है और हाथोंमें चक्र एवं गदा 
प्रकाशित हो रहे हैं॥१-४॥ 

वामनका विग्रह छत्र एवं दण्डसे सुशोभित 
होता है अथवा उनका विग्रह चतुर्भुज बनाया 
जाय। परशुरामके हाथोंमें धनुष और बाण होना 
चाहिये। वे खड्ग और फरसेसे भी शोभित होते 
हैं। ्रोसमचन्रजीके श्रीविग्रहको धनुष, बाण, 
खड्ग और शङ्कसे सुशोभित करना चाहिये। 
अथवा वे द्विभुज माने गये हैं। बलतमजी गदा एवं 
हल धारण कलेवाले हैं, अथवा उन्हें भी चतुर्भुज 
बनाना चाहिये। उनके बायें भागके ऊपरवाले 
हाथमे हल धारण करावे और नौचेवालेमे सुन्दर 
शोभाबाली शङ्क, दायें भागके ऊपरवाले हाथमे 
मुसल धारण कराये और नौचेवाले हाथमे शोभायमान 
सुदर्शन चक्र॥ ५-७॥ 

बुद्देवकी प्रतिमाका लक्षण यों है। बुद्ध ऊँचे 
'पदामय आसनपर बैठे हैं। उनके एक हाथमें वरद 
और दूसरेमें अभयको मुद्रा है। वे शान्तस्वरूप हैं। 
उनके शरीरका रंग गोरा और कान लम्बे हैं। वे 
सुन्दर पीत वस्त्रसे आवृत हैं। कल्की भगवान्‌ 
धनुष और तूणीरसे सुशोभित हैं। म्लेच्छोकि 
संहारमें लगे हैं। वे ब्राह्मण हैं। अथवा उनकी 
आकृति इस प्रकार बनावे--बे थोडकी पीठपर 
बैठे हैं और अपने चार हाथों खङ्ग, श्र, चक्र 


एवं गदा धारण करते हैं॥८-९॥ 

बहन्‌! अब मैं तुम्हें वासुदेव आदि नौ 
मूर्तये लक्षण बताता हूँ। दाहिने भागके ऊपरवाले 
हाथमे उत्तम चक्र--यह वासुदेवकी मुख्य पहचान 
है। उनके एक पारमे ब्रह्मा और दूसरे भागमें 
[महादेवजी सदा विराजमान रहते हैं। वासुदेवकी 
शेष बातें पर्ववत्‌ हैं। वे शङ्ख अथवा वरदकी मुद्रा 
धारण करते हैं। उनका स्वरूप द्विपुज अथवा 
चतुर्भुज होता है। बलरामके चार भुजाएँ हैं। वे 
दर्ये हाथमें हल और मुसल तथा बावे हाथमें गदा 
और पद्य धारण करते है प्रन दयें हाथमें चक्र 
और शङ्क तथा बायें हाथमे धनुष-बाण धारण 
करते हैं। अधवा द्विभुज प्रधुप्रके एक हाथमें गदा 
और दूसरेमें धनुष है। वे प्रसन्नतापूर्वक इन 
अस्त्रको धारण करते हैं। या उनके एक हाथमे 
धनुष और दूसंरेपे बाण है। अनिरुद्ध और भगवान्‌ 
जारायणका विग्रह चतुर्भुज होता है॥ १०--१३॥ 

हाजी हंसपर आरूढ होते हैं। उनके चार 
मुख और चार भुजाएँ हैं। उदर-मण्डल विशाल 
है। लंबी दाढ़ी और सिरपर जटा-यही उनकी 
्रतिमाका लक्षण है। वे दाहिने हाथोंमें अक्षसूत्र 
और खुवा एवं बायें हाथोंमें कुण्डिका और 
आज्यस्थाली धारण करते हैं। उनके वाम भागमें 
सरसवती और दक्षिण भागगे सावित्री हैं। विष्णुके 
आठ भुजाएँ हैं। वे गरुड़पर आरूढ हैं। उनके 
दाहिने हाथमे खड्ग, गदा, बाण और वरदकी 
मुद्रा है। बायें हाथोमें धनुष, खेट, चक्र और 
शङ्ख हैं। अथवा उनका विग्रह चतुर्भुज भी है। 
जूसिंहके चार भुजाएँ हैं। उनकी दो भुजाओं 
शङ्क और चक्र हैं तथा दो भुजाओंसे वे महान्‌ 
असुर हिरण्यकशिपुका वक्ष विदीर्ण कर रहे 
है॥ १४-१७॥ 

वराहके चार भुजाएँ हैं। उन्होंने शेषनागको 


अपने करतलमें धारण कर रखा है। वे बाय 
हाथसे पृथ्वीको और वाम भागमें लक्ष्मीको धारण 
करते हैं। जब लक्ष्मी उनके साथ हों, तब 
पृथ्वीको उनके चरणो संलग्न बनाना चाहिये। 
अलोकयमोहनमू्ति श्रीहरि गरुङ्पर आरूङ्‌ हैं। 
उनके आठ भुजाएँ हैं। वे दाहिने हाथोंमें चक्र, 
शङ्ख, मुसल और अंकुश धारण करते हैं। उनके 
बये हाथमे शङ्ख, शाङ्गंधनु, गदा और पाश 
शोभा पते हैं। वाम भागमें कमलधारिणी कमला 
और दक्षिण भागमें वीणाधारिणी सरस्वतीकी 
प्रतिमाएँ बनानी चाहिये। भगवान्‌ विश्वरूपका 
विग्रह बीस भुजाओसे सुशोभित है। वे दाहिने 
हाथोमे क्रमशः चक्र, खड्ग, मुसल, अंकुश, 
पिश, मुद्र, पाश, शक्ति, शूल तथा बाण धारण 
करते हैं। बायें होमे शङ्क, सुप, गदा, 
पाश, तोमर, हल, फरसा, दण्ड, छुरी और उत्तम 
डाल लिये रहते हँ। उनके दाहिने भागमें चतुभुज 
जहा तथा बायें भागे नेतर महादेव विराजमान 


है। जलशावी जलमें शयन करते हैं। इनकी मूर्ति 
शेषशब्यापर सोयी हुई बनानी चाहिये। भगवती 
ल्मी उनकी एक चरणकी सेवामे लगी हं 
'विमला आदि शतयो उनकी स्तुति करती हं 
उन हरिके नाभिकमलपर चतुर्भुज बह्मा विराज 
रहे हैं १८-२६ ६४ 

'हरिहर-मूर्ति इस प्रकार बनानी चाहिये -वह 
दाहिने हाथमे शूल तथा ऋष्ट धारण करती है 
और बावे हाथमें गदा एवं चक्र। शरीरके दाहिने 
भागमें सुके चिह हैं और वाम भागमें केशवके। 
दाहिने पारमे गौरी तथा वाम पामे लक्ष्मी विराज 
रही हैं। भगवान्‌ हयग्रीवके चार हाथोंमें क्रमशः 
र चक्र, गदा और वेद शोभा पाते हैं। उन्होंने 
अपना बायाँ पैर शेषनागपर और दाहिना पैर 
कच्छपकी पीठपर रख छोड़ा है। दत्रे दो बारें 
हैं। उनके वामाऊूमें लक्ष्मी शोभा पाती है। भगवानके 
पार्षद विष्यवसेन अपने चार हाथ क्रमश: चक्र, 
गदा, हल और शङ्क धारण कसो हुँ॥ २५-२८॥ 


हस प्रकार आदि आफ्रेय महाएुराणमें “मत्स्यादि दशावतारोकौ प्रतिमाओके लक्षणो्ा वर्षन” नामक 
उतचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ३१८ 
ern 
पचासवाँ अध्याय 
चण्डी आदि देवी-देवताओंकी प्रतिमाऑके लक्षण 


औभगवान्‌ बोले--चण्डी बीस भुजाओंसे 
विभूषित होती है। वह अपने दाहिने हाथमे 
शूल, खड्ग, शक्ति, चक्र, पार, खेट, आयुध, 
अभय, डमरू और शक्ति धारण करती है। बाय 
हाथोंमें नागपाश, खेटक, कुठार, अंकुश, पाश, 
घण्ट, आयुध, गदा, दर्पण और मुट्टर लिये रहली 
है। अथवा चण्डीकी प्रतिमा दस भुजाओसे युक्त 
होनी चाहिये। उसके चरणोके नीचे करे हुए 
मस्तकवाला महिष हो। उसका मस्तक अलग 
गिरा हुआ हो। वह हाथॉमें शस्त्र उठाये हो। 


उसकी प्रीवासे एक पुरुष प्रकट हुआ हो, जो 
अत्यन्त कुपित हो। उसके हाथमे शूल हो, वह 
मुँहसे रक्त उगल रहा हो। उसके गलेकौ माला, 
सिरके बाल और दोनों नेत्र लाल दिखायी देते 
हो। देवीका वाहन सिंह उसके रक्तका आस्वादन 
कर रहा हो। उस महिषासुरके गलेमें खूब 
कसकर पाश बाँधा गया हो। देवीका दाहिना पैर 
सिंहपर और बायाँ पैर नीचे महिषासुरके शरीरपर 
हो॥१-५॥ 

ये चण्डीदेवी ज़िलेत्रधारिणी हैं तथा शस्त्रोसे 


+ अध्याय ५०० 


३९ 


मससर मममम ममम 


सम्पन्न रहकर शत्रुओंका मर्दन करलेवाली हैं। 
नवकमलात्मक पीठपर दुर्गाकी प्रतिमामें उनकी 
पूजा करनी चाहिये। पहले कमलके नौ दलोमें 
तथा मध्यवर्तिनी कर्णिकामें इर आदि दिक्यालॉकी 
तथा नौ तत्वात्मिका शक्तियोके साथ दुर्गाकी 
पूजा करे॥६६॥ 

दुर्गाजीकी एक प्रतिमा अठारह भुजाओंको 
होती है। वह दाहिने भागके हाथोंमें मुण्ड, 
खेटक, दर्पण, तर्जनी, धनुष, ध्वज, डमरू, ढाल 
और पाश धारण करती है; तथा वाम भागकी 
भुजाओं शक्ति, मुद्गर, शूल, वज्र, खड्ग, 
अंकुश, बाण, चक्र और शलाका लिये रहती है। 
सोलह बाँहवाली दुर्गाकी प्रतिमा भी इहां आयुधॉसे 
युक्त होती है । अठारहमेंसे दो भुजाओं तथा डमरू 
और तर्जनी-इन दो आयुधोको छोड़कर शेष 
सोलह हाथ उन पूर्वोक्त आयुधोंसे हौ सम्पन्न होते 
हैं। रुद्रचण्डा आदि नौ दुर्गाएँ इस प्रकार हैं- 
खुहचण्डा, प्रचण्डा, चण्डोग्रा, चण्डनायिका, चण्ड, 
चण्डवती, चण्डरूपा और अतिचण्डिका। ये 
पूर्वादि आठ दिशाओंमें पूजित होती हैं तथा नवं 
उग्रचण्डा मध्यभागमे स्थापित एवं पूजित होती 
हैं। रद्रचण्डा आदि आठ देवियोंकी अङ्कान्त 
क्रमशः गोरोचनाके सदूश पीली, अरुणवर्णा, काली, 
नीली, शुक्लवर्णा, धूत्रवणा, पीतवर्णा और श्वेतवर्णा 
है। ये सब-की-सब सिंहवाहिनी हँ । महिषासुरके 
'कण्ठसे प्रकट हुआ जो पुरुष है, वह शस्त्रधारी है 
और ये पूर्वोक्त देवियाँ अपनी मुद्ठीमें उसका केश 


पकडे रहती हैं॥ ७-१२॥ 

ये नौ दुर्गाएँ 'आलीढा" आकृतिकी होनी 
चाहिये। पुत्र-पौत्र आदिकी वृद्धिके लिये इनकी 
स्थापना (एवं पूजा) करनी उचित है। गौरी हौ 
चण्डिका आदि देवियोंके रूपमे पूजित होती हैं। 
बै हो हाथोंमें कुण्ड, अक्षमाला, गदा और अग्नि 
धारण करके 'रम्भा' कहलाती हैं। वे हो चनें 
“सिडा' कही गयी हैं। सिद्धावस्थामें वे आनिसे 
रहित होती हैं। 'ललिता' भी वे ही हैं। उनका 
परिचय इस प्रकार है--उनके एक बायें हाथमें 
गर्दनसहित मुण्ड है और दूसरेमें दर्ण। दाहिने 
हाथमें फलाञ्जल है और उससे ऊपरके हाथमें 
सौभाग्यकी मुद्रा॥ १३-१४६ ॥ 

लक्ष्मीक दयें हाथमे कमल और बायें हाथमे 
औफल होता है। सरस्वतीके दो हाथमे पुस्तक 
और अक्षमाला शोभा पाती है और शेष दो 
हाथोंमें वे वीणा धारण करती हैं। गङ्गाजीकी 
अङ्गकान्ति श्वेत है। वे मकरपर आरूढ्‌ हैं। उनके 
एक हाथमें कलश है और दूसरेमें कमल। यमुना 
देवी कछुएपर आरूढ हैं। उनके दोनों हाथोंमें 
कलश है और वे श्यामवर्णा हैं। इसी रूपमें इनकी 
पूजा होती है। तुम्बुरुकी प्रतिमा वौणासहित होनी 
चाहिये। उनकी अङ्गकानि श्वेत है। शूलपाणि 
शंकर वृषभपर आरूढ हो मातृकाऔँके आगे- 
आगे चलते हैं। ब्रह्माजौकी प्रिया सावित्री गौरवर्ण 
एवं चतुर्मुखी हैं। उनके दाहिने हाथोंमें अक्षमाला 
और सुक्‌ शोभा पाते हैं और बायें हाथोंमें वे 


जा जञ््च््श््श्श्््शश्ण्खच्खक्जजजआ 
पुष भी. र. महि और दुर्ग-वे ना आये हैं। तथा समुच्च और सनमहार्णके अनुसार इन शकय ये कम है-प्रभा, 


भुल पक्‌ 
मे मुङा हुआ बा पर तो पीछे हो और रे हुर घुटने कथा कस्काला दाहिना पैर आतेकी ओर हौ, दोनेकि बीचका विस्तार 
कद विलय हो तो इस प्रकारके आसन या अवस्थानको ' आलहीड' कहा गया है। 


कुण्ड एवं अक्षपात्र लिये रहती हैं। उनका वाहन 
हंस है। शंकरप्रिया पार्वती वृषभपर आरूढ होती 
है। उनके दाहिने हाथोंमें धनुष-बाण और बावे 
हाथोमें चक्र-धनुष शोभित होते हैं। कौमारी 
शक्ति मोरपर आरूढ होती है। उसकी अङ्गकान्ति 
लाल है। उसके दो हाथ हैं और वह अपने 
हाथोंमें शक्ति धारण करती है॥१५-१९॥ 
लक्ष्मी (वैष्णवी शक्ति) अपने दायें हाथोंमें 
चक्र और शङ्ख धारण करती हैं तथा बारे हाथों 
गदा एवं कमल लिये रहती हैं। वाराही शक्ति 
भैंसेपर आरूढ होती है। उसके हाथ दण्ड, शङ्ख, 
चक्र और गदासे सुशोभित होते हैं। ऐन्द्री शक्ति 
'ऐरावत हाथीपर आरूढ होती है। उसके सहस 
नेत्र हैं तथा उसके हाथोंमें वन्न शोभा पाता है। 
'ऐन्द्री देवी पूजित होनेपर सिद्धि प्रदान करनेवाली 
हैं। चामुण्डाकी आँखें वृक्षके खोखलेकी भोति 
गहरी होती हैं। उनका शरीर मांसरहित--कंकाल 
दिखायी देता है। उनके तीन नेत्र हैं। मांसहीन 
शरीरम अस्थिमात्र ही सार है। केश कपरकी ओर 
उठे हुए हैं। पेट सटा हुआ है। बे हाथीका चमड़ा 
पहनती हैं। उनके जायें हाथोंमें कपाल और 
पट्टि है तथा दायें हाथोंमें शूल और कटार। वे 
शवपर आरूढ होती और हड्टियोंके गहनॉसे अपने 
शरीरको विभूषित करती हैं॥२०--२२ $॥ 
विनायक (गणेश)-की आकृति मनुष्यके समान 
है; किंतु उनका पेट बहुत बड़ा है। मुख हाथीके 
समान है और सूँ लंबी है। वे यज्ञोपवीत धारण 
करते हैं। उनके मुखको चौड़ाई सात कला है 
और सूँड़की लंबाई छत्तीस अङ्गुल। उनकी नाड़ी 
(गर्दनके ऊपरकी हड्डी) बारह कला विस्तृत 
और गर्दन डेढ़ कला ऊँची होती है। उनके | 
कण्ठभागकी लंबाई छत्तीस अङ्गुल है और 
गुहाभागका घेरा डेढ़ अङ्गुल। नाभि और ऊरुक 


विस्तार बारह अङ्गुल है। जाँघों और पैराँका भी 
यही माप है। वे दाहिने हाथोंमें गजदन्त और 
'फरसा धारण करते हैं तथा बायें हाथों लटू एवं 
उत्पल लिये रहते हैं ॥२३-२६॥ 

स्कन्द स्वामी मयूरपर आरूढ हैं। उनके 
उभव पारम सुमुखो और विडालाक्षी मातृका 
तथा शाख और विशाख अनुज खड़े हैं। उनके दो 
भुजाएँ हैं। वे बालरूपधारी हैं। उनके दाहिने 
हाथमें शक्ति शोभा पाती है और बे हाथमे 
कुक्कुट। उनके एक या छः मुख बनाने चाहिये। 
गावें उनके अर्चाविग्रहको छः अधवा बारह 
भुजाओंसे युक्त बनाना चाहिये, परंतु वनमें यदि 
उनकी मूर्ति स्थापित करनी हो तो उसके दो ही 
भुजाएँ बनानी चाहिये। कौमारी-शक्तिकी छहों 
दाहिनी भुजाओँमें शक्ति, बण, पाश, खड्ग, गदा 
और तर्जनी (मुद्रा)--ये अस्त्र रहने चाहिये और 
छः जायें हाथोंमें मोरपंख, धनुष, खेट, पताका, 
अभयपुद्रा तथा कुक्कुट होने चाहिये। रुद्रचचिका 
देवी हाथीके चर्म धारण करती हैं। उनके मुख 
और एक पैर ऊपरकौ ओर ठठे हैं। वे बायें-दायें 
हाथोमें क्रमशः कपाल, कर्तरी, शूल और पाश 
धारण करती हैं। ये ही देवी--' अष्टभुजा के 
रूपमें भी पूजित होती हैं॥ २७-३१॥ 

मुण्डमाला और डमरूसे युक्त होनेपर वे ही 
*सद्रचामुण्डा' कही गयी हैं। वे नृत्य करती हैं, 
इसलिये “नाट्येश्वरी' कहलाती हैं। ये ही आसनपर 
बैठी हुई चतुर्मुखी 'महालक्ष्मी' (की तामसी 
मूर्ति) कही गयी हैं, जो अपने हाथोंमें पड़े हुए 
मनुषय, घोड़ों, यसो और हाथियॉको खा रही 
है। 'सिद्धचामुण्डा' देवीके दस भुजाएँ और तीन 
नेत्र हैं। ये दाहिने भागके पाँच हाथोंमें शस्त्र, 
खड्ग तथा तीन डमरू धारण करती हैं और बाय 
भागके हाथोंमें घण्टा, खेटक, खट्वाङ्ग, त्रिशूल 


१०२ 


9 अम्निपुराण * 


(और ढाल) लिये रहती हैं। “सिद्धयोगेशवरी' 
देवी सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान करनेवाली हैं। सहं 
देवीकी स्वरूपभूता एक दूसरी शक्ति हैं, जितको 
अङ्गकान्ति अरुण है। ये अपने दो हाथोंमें पाश 
और अंकुश धारण करती हैं तथा 'भैरवी' नामसे 
विख्यात हैं। 'रूपविद्या देवी' बारह भुजाओंसे 
युक्त कही गयी हैं। ये सब-की-सब श्मशानभूमिमें 
प्रकट होनेवाली तथा भयंकर हैं। इन आठौँ 
देवियोको 'अम्बाष्टक” कहते हैं॥३२--३६॥ 

* क्षमादेवी '-शिवाओं ( श्रृणालियों)-से आवृत 
हैं। वे एक बूढ़ी स्त्रीके रूपमें स्थित हैं। उनके दो 
भुजाएँ हैं। मुँह खुला हुआ है। दत निकले हुए 
हैं तथा ये धरतौपर घुटनों और हाथका सहारा 
लेकर बैठी हैं। उके द्वारा उपासकोंका कल्याण 
होता है। यक्षिणियॉकी आँखें स्त्ध (एकटक 
देखनेबाली) और बड़ी होती हैं। शाकिनियाँ | 
बक्रदृश्टिसे देखनेवाली होती हैं। अप्सराएँ सदा ही 
अत्यन्त रमणीय एवं सुन्दर रूपवाली हुआ करती 


हैं। इनकी आँखें भूरी होती हैं॥ ३७-३८॥ 
भगवान्‌ शंकरके द्वारपाल नन्दीश्वर एक हाथमे 
अक्षमाला और दूसरे त्रिशूल लिये रहते हैं। 
महाकालके एक हाथमें तलवार, दूसरेमें कटा 
हुआ सिर, तीसरेमें शूल और चौथेमें खेट होना 
चाहिये। भृङ्गीका शरोर कृश होता है। वे नृत्यकी 
मुम देखे जाते हैं। उनका मस्तक कृष्पाण्डके 
समान स्थूल और गंजा होता है। वीरभद् आदि 
गण हाथो और गायके समान कान और मुखवाले 
होते हैं। घष्टाकर्णके अठारह भुजाएँ होती हैं। वे 
पाप और रोगका विनाश करनेवाले हैं। वे बये 
भागके आठ हाथोंमें वज्र, खड्ग, दण्ड, चक्र, बाण, 
मुसल, अंकुश और मुद्र तथा दायें भागके आठ 
हाथोंमें तर्जनी, खेट, शक्ति, मुण्ड, पाश, धनुष, 
घण्टा और कुठार धारण करो हैं। शेष दो हाथोंमे 
त्रिशूल लिये रहते हैं। घण्टाकी मालासे अलंकृत 
देव घण्टाकर्ण विस्फोटक (फोडे, फुंसी एवं चेचक 
आदि)-का निवारण कलेवाले हुँ ॥ ३९--४३॥ 


जत प्रकार आदि आग्रेष सहापुराणमे “पण्छी आदि देय. देवाओ प्रतियाओकै लक्षणोका तिरूपण" 
आमक प्यासा अध्याय पूरा हुआ०५०॥ 
magi 
इक्यावनवाँ अध्याय 
सूर्यादि ग्रहों तथा दिक्पाल आदि देवताओंकी प्रतिमाओके लक्षणोंका वर्णन 


श्रीभगवान्‌ हयग्रीव कहते हैं- ब्रहम्‌! सात | 
अधोँसे जुते हुए एक पहियेवाले रथपर विराजमान 
सरयदेवकी प्रतिमाको स्थापित करना चाहिये। 
भगवान्‌ सूर्य अपने दोनों हाथोंमें दो कमल धारण 
करते हैं। उनके दाहिने भामे दावात और कलम 


लिये दण्डी खड़े हैं और वाम भागमें पिङ्गल 
हाथमे दण्ड लिये द्वापर विद्यमान हैं। ये दोनों 
सदेवके पार्षद हैं। भगवान्‌ सूर्यदेवके उभय 
पारमे बालव्यजन (चवर) लिये “राज्ी' तथा 
“तिष्माभा' खड़ी हैं अथवा घोड़ेपर चढ़े हुए 


६. रहचण्छा, अपना (का समुर), नटे, चो महाले, लिदा, दोगे, धी तथा रूपनिणा- 


'इस आठ देवियोंको ही 'अम्याह' कहा गया है। 


२. यी और "नि" चैक डुलानवाली तदेके कम हैं। अपया इन जम सूवदियकी दोनों पकियोंकी और संकेत किया 
या है। या गन्दसे उसको राजी सं हीत होती हैं और "ति शब्द "छाया", यों देयां चर डुला पतिक सेवा 


कर रो हैं। 


= अध्याय ५१० 


१०३ 


[ममम नमम ममम 


एकमात्र सूर्यकी ही प्रतिमा बनानी चाहिये। 
समस्त दिक्पाल हाथोंमें वरद मुद्रा, दो-दो कमल 
तथा शस्त्र लिये क्रमशः पूवाद दिशाओंमें स्थित 
'दिखाये जाने चाहिये॥ १--३॥ 

बारह दलोंका एक कमल-चक्र बनावे। उसमें 
सूर्य, अर्यमा" आदि नामवाले बारह आदित्योका 
क्रमशः बारह दलम स्थापन करे। यह स्थापना 
चरुण-दिशा एवं वायव्यकोणसे आरम्भ करके 
जैत्रत्यकोणके अन्ततकके दलॉमें होनी चाहिये। 
उक्त आदित्यगण चार-चार हाथवाले हों और उन 
हाथोमें मुहर, शल, चक्र एवं कमल धारण किये 
हों। अग्निकोणसे लेकर नै#ल्यतक, नै्त्यसे 
वायव्यतक, खायव्यसे ईशानतक और वहाँसे 
अग्निकोणतकके दलॉमें उक्त आदित्योंकी स्थिति 
जाननी चाहिये॥ ४॥ 

बारह आदित्योंके नाम इस प्रकार हैं-वरुण, 
सूर्य, सहसु धाता, तपन, सविता, गभस्तिक, 
रवि, पर्जन्य, त्वष्टा, मित्र और विष्णु। ये मेष 
आदि बारह राशियों स्थित होकर जगत्को ताप 
एवं प्रकाश देते हैं। ये वरुण आदि आदित्य 
क्रमशः मार्गशीर्ष मास (या वृश्चिक राशि)-से 
लेकर कार्तिक मास (या तुलाराशि)-तकके 
मासों (एवं राशियों)-में स्थित होकर अपना 
कार्य सम्पन्न करते हैं। इनकी अङ्गकान्ति क्रमशः 
काली, लाल, कुछ-कुछ लाल, पीली, पाण्डुवर्ण, 
श्षेत, कपिलवर्ण, पीतवर्ण, तोतेके समान हरी, 
धवलवर्ण, धूम्रवर्ण और नौली है। इनकी शाखि 
डादशदल कमलके केसरेके अग्रभागमे स्थित 
होती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-इडा, सुमा, 
शचा, इन प्रमर्दिती (प्रवद्धिनी), प्रहरधिणी, 


महाकाली, कपिल प्रबोधिनी, नीलाम्बर, वनान्तस्था 
(घनान्तस्था) और अमृताख्या। वरुण आदिकी 
जो अङ्गका है, वही इन शक्तियोंकी भी है। 
'केसरोकि अग्रभागोंमे इनको स्थापना करे। सूर्देवका 
तेज प्रचण्ड और मुख विशाल है। उनके दो 
कुएं हैं। वे अपने हाथमे कमल और खड्ग 
धारण करते हैं॥५-१०॥ 

चन्द्रमा कुण्डिका तथा जपमाला धारण करते 
ह।मङ्गलके हाथोंमें शक्ति और अक्षमाला शोभित 
होती हैं। बुधके हाथमे धनुष और अक्षमाला 
शोभा पाते हैं। बृहस्पति कुण्डिका और अक्षमालाधारी 
है। शुक्रा भी ऐसा हो स्वरूप है। अर्थात्‌ उनके 
हाथो भौ कुष्डिका और अक्षमाला शोभित होती 
हुँ। शनि किङ्कणी-सप्र धारण करते हैं। राहु 
अर्डचन्द्रधारी हैं तथा केतुके हाथोंमें खज़ और 
दौपक शोभा पाते हैं। अनन्त, तक्षक, कर्कटक, 
पदा, महाप, शङ्क और कुलिक आदि सभी 
मुख्य जागगण सूत्रधारी होते हैं। फन ही इनके 
मुख हैं। ये सब-के-सब महान्‌ प्रभापुझषसे 
उदासत होते हैं। इन्दर चरधार हैं। ये हाथीपर 
आख्ढ होते हैं। अधिका वाहन बकरा है। 
अग्निदेव शक्ति धारण करते हैं। यम दण्डधारी हैं 
और भैसेपर आसूड होते हैं। निरति खद्गधारी 


$ | हैं और मनुष्य उनका वाहन है। वरुण मकरपर 


आरूढ हैं और पाश धारण करते हैं। वायुदेव 
बज्रधारी हैं और मूग उनका वाहन है। 
कुबेर भेड़पर चढते और गदा धारण करते हैं। 
ईशान जटाधारी हैं और वृषभ उनका वाहन 
है॥ ११--१५॥ 

समस्त लोकपाल द्वु हैं। विश्वकर्मा अक्षसूत्र 


सष आहि दत आहितो कप नचे निके गये है और अर्थमा आट हल आहिले कम हरे अध्यायके दूसो और 


सोसे लोको 


(देखे चाहिये। वे म वैदस्वत मने आद हँ । चच मनर थे ही त नामे वियत थे। अन्य 


पुणो भौ आदित्वकी नामावली तथा उनके मारे यहाँको अपेका कुछ अन्तर भिलता है। इसकी संगति कत्पभेदके अतु 


आती चाहिये। 


१०४ 


धारण करते हैं। हनुमानूजीके 


हाथमें बज्र है। 
उन्होंने अपने दोनों पैरोंसे एक असुरको दबा रखा 
है। किनर-मूर्तियाँ हाथमें वीणा लिये हों और 
विद्याधर माला धारण किये आकाशमें स्थित 
इस अकार आदि आग्रोय महापुराणमे 'सूरयादि 
लक्षणों वर्णन" नामक इक्र अध्याय पूरा हआ॥५१० 


श्रीभगवान्‌ बोले--ब्रहन्‌। अब मैं चौंसठ 
योगिनियोँका वर्णन करूँगा। इनका स्थान क्रमश: 
पूर्वदिशासे लेकर ईशानपर्यन्त है। इनके नाम इस 
प्रकार हैर. अक्षोभ्या, २. रूखकरण, ३. राक्षसी, 
४ क्षपणा, ५. क्षमा, ६. पिङ्गाक्षी, ७. अक्षया, 
८. क्षेमा, ९. इला, १०. नीलालवा, ११, लोला, 
१२. रक्ता (या लक्ता), १३. बलाकेशी, १४. 
लालसा, १५, विमला, १६, दुर्गा (अथवा हुताशा), 
१७, विशालाक्षी, १८. हाकारा (या हुंकार), १९. 
२०. महाकूरा, २१. रोधना, 

२२. भयंकरी, २३. महानना, २४. सर्वज्ञ, २५. 
तरला, २६. तारा, २७. ऋषेदा, २८. हयानना, 
२९. सारा, ३०. रससंग्राही (अथवा सुसंग्राही या 
रुद्रसंग्राही), ३१. शबरा (या शम्बरा), ३२. 
तालजङ्किका, ३३. रक्ताक्षी, ३४. सुप्रसिदा, 
३५. विद्युखिहा, ३६. कङ्कण, ३७. मेघनादा, 
३८. प्रचण्डा, ३९. उग, ४०. कालकर्णी, ४१. वख, 
४२. चण्डा (अथवा चन्द्र), ४३. चण्डवती (या 
चन्द्रावली), ४४. प्रपञ्च, ४५. प्रलयान्तिका, 
४६. शिशुवका, ४७. पिशाची, ४८. पिशितासवलोलुपा, 
४९. धमनी, ५०. तपनी, ५१. रगिणी (अथवा वामनी), 
५२. विकृतानना, ५३. वायुवेगा, ५४. बृहत्कुकि, 
५५, विकृता, ५६. विश्वरूपिका, ५७. यमजिड़ा, 
५८. जयन्ती, ५९. दुर्जया, ६०. जयान्तिका (अथवा 
यमान्तिका), ६१. विडाली, ६२. रेवती, ६३. पूतना 


'दिखाये जायँ। पिशाचेकि शरीर दुर्खल-कङ्कालमात्र 
हों। वेतालोके मुख विकराल हों। क्षेत्रपाल 
शूलधारी बनाये जायें। प्रेतोकि पेट लबे और शरीर 
कृश हों ॥ १६-१८ ॥ 

अहो तथा दिक्यालादि देवताओंकी प्रतिमाओके 


तथा ६४ विजयान्तिका॥ १--८॥ 

योगिनियाँ आठ अथवा चार हाथो युक्त 
होती हैं। इच्छानुसार शस्त्र धारण करती हैं तथा 
उपासकॉको सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रदान करनेवाली 
हैं। भैरवके बारह हाथ हैं। उनके मुखे ऊँचे दाँत 
हैं तथा वे सिरपर जटा एवं चन्द्रमा धारण करते 
हैं। उन्होंने एक ओरके पाँच हाथोंमें क्रमशः 
खड्ग, अंकुश, कुठा, बाण तथा जगत्‌को अभय 
प्रदान करनेबाली मुद्रा धारण कर रखी है। उनके 
दूसरी ओरके पाँच हाथ धनुष, त्रिशूल, खट्वाङ्ग, 
'पाशकार्ट एवं वरकी मुद्रासे सुशोभित हैं। शेष दो 
हाथमे उने गजचर्म ले रखा है। हाथीका चमडा 
ही उनका वस्त है और वे सर्पमय आभूषणोंसे 
विभूषित हैं। प्रेतपर आसन लगाये मातृकाओंके 
मध्यभागे विराजमान हैं। इस रूपें उनकी प्रतिमा 
बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिये। भैरवके एक 
या पाँच मुख बनाने चाहिये॥९--११॥ 

पूर्व दिशासे लेकर अग्निकोणतक विलोम- 
ऋमसे प्रत्येक दिशामें भैरवको स्थापित करके 
क्रमशः उनका पूजन करे। बीज-मन्त्रको आठ 
दीर्घ स्वरॉमेंसे एक-एकके द्वारा भेदित एवं 
अतुस्वास्वुछ करके उस-उस दिशाके भैरवके 
साथ संयुक्त करे और उन सबके अनत 'नम:' 
पदको जोडे। यधा--# हां भैरवाय नमः 


आच्याम्‌। ॐ हां भैरवाय नमः--ऐेशन्याम्‌। 


„अध्याय ५३० 


१०५ 


“बमन 


ॐ हूं भैरवाय नमः--उदीच्याम्‌। ॐ हैँ भैरवाय 
जमः--वायब्ये। ॐ हैं भरवा नमः--्रीचयम्‌। 
ॐ हों भैरवाय नम: --नैत्यम्‌। ॐ हौं भैरवाय 
जपः--अवाच्याम्‌। ॐ हः भवाय नमः 
आग्याम्‌। इस प्रकार इन मनो क्रमशः उन 
दिशाओंमें सवका पूजन करे। इल्होंमेंसे छः 
बीजम षडङ्गन्यास एवं उन अङ्गका पूरन 

भी करना चाहिये ॥ १२॥ 
उनका ध्यान इस प्रकार है--भैरवजी मन्दिर 
अधवा मण्डलके आगेयदल (अग्निकोणस्थ दल)- 
में विराजमान सुवर्णमयी रसनासे युत, नद, 
बिन्दु एवं इन्दुसे सुशोभित तथा मातृकाधिपतिके 
अङ्गसे प्रकाशित हैं। (ऐसे भगवान्‌ भैरवका मैं 
भजन करता हूँ।) वौरभट्र वृषभपर आरूढ हैं। वे 
इस रार आहि आय महारां “चठ 


|मातृकाओंके मण्डलमें विराजमान और चार 
भुजाधारी हैं। गौरी दो भुजाओसे युक्त और 
तरिनेत्रघारिणी हैं। उनके एक हाथमें शूल और 
'दूसरेमे दर्पण है। ललितादेवी कमलपर विराजमान 
हैं। उनके चार भुजाएँ हैं। वे अपने हाथों त्रिशूल, 
कमण्डलु, कुण्डी और वरदानकी मुद्रा धारण 
करती हैं। स्कन्दकी अनुचरी मातृकागणेकि हाथोंमें 
दर्षण और शलाका होनी चाहिये॥ १३-१५॥ 
चण्डिका देवीके दस हाथ हैं। चे अपने 
दाहिने हाथोंमें बाण, खड्ग, शूल, चक्र और 
शक्ति धारण करती हैं और बाय हाथमे नागपाश, 
डाल, अंकुश, कुठार तथा धनुष लिये रहती हैं। 
चे सिंहपर सवार हैं और उनके सामने शूलसे मारे 
गये महिषासुरका शव है॥ १६-१७॥ 
योगिती आदिकी प्रतिमाभॉके लक्षणोंका वर्णन” 


नामक आाचनकाँ अध्याय पूण हुआ#५२॥ 
gre 
तिरपनवाँ अध्याय 
लिङ्ग आदिका लक्षण 


भगवान हयग्रीव कहते हैं-- कमलोद्भव! 
अब मैं लिङ्ग आदिका लक्षण बताता हूँ, सुनो। 
लंबाईके आधेमें आठसे भाग देकर आठ भागोमसे 


तीन भागको त्याग दे और शेष पाँच भागोंसे 
चौकोर विष्कम्भका निर्माण कराये। फिर लंबाईके 


छः भाग करके उन सबको एक, दो और तीनके 


(ॐ ह इदगय कक । ॐ ह किस सकल ॐ हू खिळ बटा है कका न ह बाप षद के. 


ह अभम फर्‌। 


२, शषविदा्णत्तके १२वें धे लिङ्ग-तिाणकी साधारण विधि इस प्रकार दी गयो है- 


अपनी सिके अनुसार सिग रिस करके उसके मलका निए उठ हो रखे, नतन पित सिज्ञभागको चा हो। जैसा 
कि रजका वन है मातरि लिङ्गो भ्‌ मरता विस्तार बि हो, उसले सो ष्टि 
होते यग तिङ्क स्थूलता (मोटाई) रखे। शिवको जो सूल स सोट है, उसके स्के बराबर पौठका विर रखे। तक्ष 
पू लिङ्गका जो उच अं है, उससे दी डच प पका था चह चौठ बे । चौठके पाय सिके स्यूलतामाइसूचक 
मासते दिगण सू यि नयोग स्यूल कण्ठा निर्माण को । क्के कपर और जौचे समभागसे न या दो मेखलाआँकी रघा 
को तदननार लिङ्गके सस्तकका जो तिरर है, उसको छः भगो शष करे। उसले एक अंके मानके अनुसार पोठके ऊप 
भागे सबसे हरी अके छर मेखला बे । उसके भोर उती मानके अनुसार उससे सल अके द्रा खात (ग्छ)-क रचना 
के ठसे का सिके समा ही बड़ी अथवा पीठे आधे के बराबर बडी, मदे सके समान चिसतारबाली 
और अग्रा उसके आधे के ल्य निरतो काली करने! सोको “प्रकल' कात है। लके मध्य मूलसे अरर 
जलमा बना प्रणालका जो विसर है उसके एक तिह विस्रा ख उले यु पौठ-सदश मेखलायुक प्ण बनना 
चाहिये। यह स्फटिक उरतच अधका पान आके रा किलिक साधारण विधि है। सथ 
किसा न्यस्य न्‌ । ¬ लवनम्‌ ॥ १-८॥ 


क्रमसे अलग-अलग रखे। इनमें पहला भाग 
बह्मा, दूसरा विष्णुका और तीसरा शिवका है। 
उन भगो यह 'वद्धमान' भाग कहा जाता है। 
चौकोर मण्डलमें कोणसूत्रके आधे मापको लेकर 
उसे सभी कोणोंमें चिहित करे। ऐसा करनले 
आठ कोणोंका 'वैष्णवभाग' सिद्ध होता है, इसमें 
संशय नहीं है। तदनन्तर उसे चोडश कोण और 
फिर बत्तीस कोणोंसे युछू करे॥१-४॥ 
तत्वक्षात्‌ चॉसठ कोजोंसे युक्त करके वहाँ 
गोल रेखा बनावे। तदनन्तर ष्ठ आचर्य लिङ्गके 
शिरोभागका कर्तन करे। इसके याद लिङ्गके 
विस्तारको आठ भागोंमें विभाजित करे। फिर 
उनमेसे एक भागके चौथे अंशको छोड़ देनेपर 
छज्मकार सिरका निर्माण होता है। जिसको 


सम्पूर्ण 

देनेवाला है। देवपूजित लिङ्गम लंबाईके चौथे 
आगे विष्कम्भ यनता है। अब तुम सभी 
(लिङ्गके लक्षण सुनो॥५-८॥ 

विद्वान्‌ पुरुष सोलह लिङ्गके | 
मध्यवर्ती सूत्रको, जो ब्रह्म और सद्रभागके निकटस्थ 
है, लेकर उसे छः भागोंमें विभाजित करे। 
वैयमन-सूत्रोंहार निश्चित जो वह माप है, उसे 
“अन्तर' कहते हैं। जो सबसे उतरवत लिङ्ग है, 


भूती हुई एक लंबी रेखा बनावे और एक 
भागको छोड़कर बीचमें उन दो रेखाओंका संगम 


करवे। यह लिज्ॉका साधारण लक्षण बताया 
गया; अब पिण्डिकाका सर्वसाधारण लक्षण बताता 
हूँ, मुझसे सुनो॥ ९-१३॥ 

बभा प्रवेश तथा लिड्रकी ऊँचाई जानकर 
दान पुरुष ब्रह्मशिलाकी स्थापना करे और उस 
'शिलाके ऊपर ही उत्तम रौतिसे कर्मका सम्पादन 
करे। पिण्डिकाकी ऊँचाईको जानकर उसका 
[विभाजन करे। दो भागकी ऊँचाईको पीठ समझे। 
चौड़ाईमें बह लिङ्गके समान ही हो। पीठके 
अध्यभागमें खात (गङ्गा) करके उसे तीन भागोंमें 
विभाजित करे। अपने मानके आधे त्रिभागसे 
“बाहुल्य'की कल्पना करे। बाहुल्यके तृतीय 
आगसे मेखला बनाये और मेखलाके ही तुल्य 
खात (गङ्गा) तैयार करे। उसे क्रमशः निम्न (नीचे 
झुका हुआ) रखे। मेखलाके सोलहवें अंशसे खात 


फलॉको | निर्माण करे और उसोके मापके अनुसार उस 


पोठक ऊँचाई, जिसे 'विकाराङ्ग' कहते हैं, 
'करावे। प्रस्तरका एक भाग भूमिमें प्रविष्ट हो, एक 
भागसे पिण्डिका बने, तीन भागोसे कण्ठका 
निर्माण कराया जाय और एक भागसे पष्टिका 
बनायौ जाय॥ १४-१९॥ 

दो भागसे ऊपरका घटट बने; एक भागसे 

।-पट्टिका तैयार करायी जाय। कण्ठपर्यत 
एक-एक भाग प्रविष्ट हो। तत्पक्षात्‌ पुनः एक 
आपसे निर्गम (जल निकलनेका मार्ग) बनाया 
जाय। यह शेष-पट्टिका तक रहे। प्रणाल (नाली)- 
के ठृतीय भागसे निर्गम बनना चाहिये। 
सहन क मूक मुक न बाबर 
विस्तृत खात बनावे, जो तृतीय भागसे आधे 
विस्तारका हो। वह खात उत्तरकी ओर जाय। 
यह पिण्डिकासहित साधारण लिङ्गका वर्णन 
किया गया॥ २०-२३॥ 


इस प्रकार आदि आगोय महुरं “लिङ्ग आटिके लक्षषका बनि” तामक 
किया अध्याय ण हुआ#५३४ 
oe 


अध्याय ५४० 


'चौवनवाँ अध्याय 
लिङ्ग-मान एवं व्यक्ताव्यक्त लक्षण आदिका वर्णन 


श्रीभगवान्‌ हयग्रीव कहते हैं-- रन्‌! अब 
मै दूसरे प्रकारसे लिङ्ग आदिका वर्णन करता हुँ, 
सुनो, लवण तथाभूते निर्मित शिवलिङ्ग बुद्धिको 
'बढ़ानेवाला होता है। वसमय लिङ्ग ऐशवर्यदायक 
होता है। उसे तात्कालिक (केवल एक बार हो 
पूजाके उपयोगमें आनेवाला) लिङ्ग माना गया है 
मृत्तिकासे बनाया हुआ शिवलिङ्ग दो प्रकारका 
होता है--पक् तथा अपक्र। अपकसे पकर श्रेष्ठ 
आना गया है। उसकी अपेक्षा काका बना हुआ 
शिवलिङ्ग अधिक पवित्र एवं पुण्यदायक है। 
कामय लिङ्गसे प्रस्तरका लिङ्ग ठै प्रस्तरले 
मोतीका और मोतीसे सुवर्णका बना हुआ 'लौह 
लिङ्ग' उत्तम माना गया है। चाँदी, तबे, पीतल, 
रत्न तथा रस (पारद)-का बना हुआ शिवलिङ्ग 
भोग-मोक्ष देनेवाला एव श्रेष्ठ है। रस (पारद 
आदि)-के लिङ्गको राँगा, लोहा (सुवर्ण, तौबा) 
आदि तथा रलके भीतर आबद्ध करके स्थापित 
करे। सिद्ध आदिके द्वार स्थापित स्वयम्भूलिङ्ग 
आदिके लिये माप आदि करना अभीष्ट कहाँ 
है॥१-५॥ 

'बाणलिङ्ग (नर्मदेश्वर)-के लिये भी यही बात 
है। (अर्थात्‌ उसके लिये भी “वह इतने अङ्गुलका 
हो '-इस तरहका मान आदि आवश्यक नहीं 
है।) बैसे शिवलिङ्गोके लिये अपनी इच्छाके 
अनुसार पीठ और प्रासादका निर्माण करा लेना 
चाहिये। सूर्यमण्डलस्थ शिवलिङ्गको दर्षणमें 
प्रतिबिम्बित करके उसका पूजन करना चाहिये। 
वैसे तो भगवान्‌ शंकर सर्वत्र ही पूजनीय हैं, किंतु 
शिवलिङ्गर्मे उनके अर्चनकी पूर्णता होती है। 
स्तरका शिवलिङ्ग एक हाथसे अधिक ऊँचा 
होना चाहिये। कष्टमय लिङ्गका मान भी ऐसा ही 


है। चल शिवलिङ्गका स्वरूप अङ्गुल-मानके 
अनुसार निश्चित करना चाहिये तथा स्थिर लिङ्गका 
वमान, गर्भमान एवं हस्तमानके अनुसार । गृहमे 
पूत होनेवाला चललिङ्ग एक अङगुलसे लेकर 
पह अङगुलतकका हो सकता है॥६-८॥ 
द्वारमानसे लिङ्गके तीन भेद हैं। इनमेंसे 
अत्येकके गर्भमानके अनुसार नौ-नौ भेद होते हैं। 
(इस तरह कुल सत्ताईस हुए। इनके अतिरिक्त) 
'करमानसे नौ लिङ्ग और हैं। इनकी देवालयमें 
पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार सबको एकमें 
जोड़नेसे छत्तीस लिङ्ग जानने चाहिये । ये ज्येष्ठमानके 
अनुसार हैं। ध्यममानसे और अधम (कनिष्ठ)- 
मानसे भी छत्तीस-छत्तीस शिवलिङ्ग हैं-ऐसा 
जानना चाहिये। इस प्रकार समस्त लिङ्गको एकत्र 
करनेसे एक सौ आठ शिवलिङ्ग हो सकते हैं। 
एकसे लेकर पाँच अङ्गुलतकका चल शिवलिङ्ग 
“कषठ कहलाता है, छ: से लेकर दस अङगलतकका 
चल लिङ्ग मध्यम कहा गया है तथा ग्यारहसे लेकर 
फंड अङ्गुसतकका चल शिवलिङ्ग “न्ये जनने 
योग्य है। महामूल्यवान्‌ रलॉका बना हुआ शिवलिङ्ग 
छः अङ्गलका, अन्य रोस मित शिवलिङ्ग नौ 
अङ्गुलका, सुवर्णभारका बना हुआ बारह अङ्गुलका 
तथा शेष वस्तुओसे निर्मित शिवलिङ्ग पंद्रह 
अल्लुलका होता चाहिये॥ ९--१३॥ 
लिङ्V-शिलाके सोलह अंश करके उसके 
ऊपरी चार अंशॉमेंसे पर्वती दो भाग निकाल 
दे। फिर बत्तीस अंश करके उसके दोनों कोणवर्ती 
सोलह अंशोको लुप्त कर दे। फिर उसमें चार 
अंश मिलानेसे 'कण्ठ' होता है। तात्पर्य यह कि 
बीस अंशका कण्ठ होता है और उभय पार्वती 
३००४०१२ अंशको मिटानेसे ज्येष्ठ चल लिङ्ग 


बनता है। प्रासादकी ऊँचाईके मानको सोलह | 
अंगें विभक्त करके उसमेंसे चार, छः और 
आठ अंशा क्रमशः हीन, मध्यम और ज्येष्ठ 
द्वार निर्मित होता है। दवारकी ऊँचाईमेंसे एक 
चौथाई कम कर दिया जाय तो वह लिङ्गकी 
ऊँचाईका मान है। लिङ्गशिलाके गर्भक आधे 
'भागतककी ऊँचाईका शिवलिङ्ग 'अधम' (कनिष्ठ) 
होता है और तीन भूतांश (३५५०) पंद्रह अशोके 
'बराबरकी ऊँचाईका शिवलिङ्ग 'च्येष्ठ' कहा गया 
है। इन दोनोंके बोचमें बराबरको ऊँचाईपर सात 
जगह सूत्रपात (सूद्व रेखा) करे। इस तरह नौ 
सूत (सूत्रनिरमित रेखाचिङ) होंगे। इन नौ सूतो 
पाँच सूतोंकी ऊँचाईके मापका शिवलिङ्ग 'मध्यम' 
होगा। लिङ्गोँकी लंबाई (या ऊँचाई) उतरोतर 
दो-दो अंशके अन्तरसे होगी । इस तरह लिङ्गको 
दीर्घता बढ़ती जायगी और नौ लिङ्ग निर्मित 
होंगे ॥ १४-१८॥ 

यदि हाथके मापसे नौ लिङ्ग बनाये जाये तो 
पहला लिङ्ग एक हाथका होगा, फिर दूसरेके 
पे पहलेसे एक हाथ बढ़ जायगा; इस प्रकार 
जबतक नौ हाथकी लंबाई पूरी न हो जाय 
तबतक शिला या काष्ठकी मापमें एक-एक हाथ 
'बढ़ाते रहेंगे। ऊपर जो हीन, मध्यम और उत्तम- 
तीन प्रकारके लिङ्ग बताये गये हैं, उनमेँसे 


प्रत्येकके तीन-तीन भेद हैं। बुद्धिमान्‌ पुरुष एक- 
एक लिङ्गम विभागपूर्वक तीन-तीन लिङ्गका 


: अङ्गुल और नौ अङ्गुलके 
सिवलिङ्गोमे भी तीन-तीन लिङ्ग-निर्माण करावे। 
स्थिर लिङ्ग द्वारमान, गर्भमान तथा हस्तमान-इन 
लीन दीर्ष प्रमाणों (मापों)-के अनुसार बनाना 
चाहिये। उऊ तीन मापोके अनुसार ही उसकी 
चीन संजाएँ हैं-भगेश, जलेश तथा देवेश। 
विष्कम्भ (विस्तार)-के अनुसार लिङ्गके चार 
रूप लक्षित करे। दीरघप्रमाणके अनुसार सम्पादित 
होनेवाले तीन रूपमे निर्दिष्ट लिङ्गको शुभ आय 
आदिसे युक्त करके निर्मित करावे। उन त्रिविध 
लिल्गोँकी लंबाई चार या आठ-आठ हाथकी 
हो-यह अभीष्ट है। वे क्रमश: जितत्वरूप अथवा 
ज़िगुणरूप हैं। जो लिङ्ग जितने हाथका हो, 
'उसका अङ्गुल बनाकर आय-संख्या (८), स्वर- 
संख्या (७), भूत-संख्या (५) तथा अग्नि-संख्या 
(3३)-से पृथकपृथक्‌ भाग दे। जो शेष बचे उसके 
अनुसार शुभाशुभ फलको जाने॥ १९--२४॥ 
ध्यजादि आयोमेंसे ध्वज, सिंह, हस्ती और 
वृषभ--ये श्रेष्ठ ह। अन्य चार आय अशुभ हैं। 
(सात संख्यासे भाग देगेपर जो शेष बचे, उसके 
अनुसार स्वरका निश्चय करे।) स्वरम षडज, 
गान्धार तथा पञ्चम शुभदायक हैं। [पाँचसे भाग 
देनेपर जो शष बचे, उसके अनुसार पृथ्वी आदि 
भोका निश्चय करे।] भूतो पृथ्वी ही शुभ है। 
[लोसे भाग देनेपर जो शेष रहे, तदनुसार अष्न 
जाने) अनिलियोमे आहवनीय अग्नि ही शुभ है। 


सके वृ वै i 


(सपण में कहा है कि टो-दो अको गृ कले इर ठो पकी सबालक हो होम ह्र कहो 
खुराहस्तज्तवालधे 


रु ।' के ' आयाधिकार' मक चौले सूले आरके जान इस प्रकार दिये वे हं, पू सिंह, कन, वृष, 
गद, गज और यांच (काक) । इनकी स्थिति पदि दिका र्षक है। देवालयके ले ध्य, सिंह, वृष और गनय 


आय ओह कहे गये हं। अधमोके लिये शेष आव सुखावह हँ । से ध्य, ले सिह, ढो बृषध 


कलियुग गज नामक 


आवका प्रा छ । सिंह नामक आव ल राख ओकि लिये कल्खकारक है; हके ले धवन र कै तथा बहप लिये वृष 
ज आयं अर्घलाभ होता है और पू सल । सिड आके विजुल घोल उच्य होते हैं। न नमक आवें कलह होता है पूषणम 
'धन-धान्यको वृद्धि होह है। रने स्तियाँका चरिज दूषित होल है। ची रमक आवर्ने सब लोग शुभ देखते है और काक कमक आय 
होर नि ही मू होते है। (श्लोक ९-१६) 


+अध्याब ५४५ १०९ 
उक्त लिङ्गकी लंबाईको आधा करके उसमें | उनमें एक-एक यवकी वृद्धि करनेसे वे सब आठ 
आठसे भाग देनेपर यदि शेष सातसे अधिक हो | प्रकारके लिङ्ग होते हैं। फिर हस्तमानसे 'जिन' 
तो वह लिङ्ग ' आढ्य' कहा जाता है। यदि पचसे | संक तिके भी तीन भेद होंगे। उसको सर्वसम 
अधिक शेष रहे तो वह “अनाढ्य' है। यदि छः | लिङ्गम जोङ लिया जायगा॥ २५--२९॥ 
अंशसे अधिक शेष हो तो वह लिङ्ग “देवेज्य' है | अनाङथ, देवार्चित तथा अर्कहुल्यमे भी पाँच- 
और यदि तीन अंशसे अधिक शेष हो तो उस | पाँच भेद होनेसे ये पच्चीस होंगे। ये सब एक, 
'लिङ्गको ' अर्कतुल्य' माना जाता है। ये चारों हौ | जिन और भक्त-भेदोंसे पचहत्तर हो जाकी। 
काके लिङ्ग चतुष्कोण होते हैं। पचा 'वर्षमान' | सबका आकलन करनेसे पंद्रह हजार चार सौ 
सत्क लिङ्ग है, उसमें व्याससे नाह बढ़ा हुआ | शिवलिङ्ग हो सकते हैं।* इसी तरह आठ अङ्गुले 
होता है। व्यासकै समान नाह एवं व्याससे बढ़ा | विस्तारवाला लिङ्ग भी bud 
हुआ नाह-इस प्रकार इन लिब्रॉके दो भेद हो | एवं गर्भभानके अनुसार नौ भेदोंसे युक्त है। इन 
जाते हैं। विश्वकर्म-शास्त्रके अनुसार इन सबके | सबके कोण तथा अर्द्धंकोणस्थ सज कोणोंका 
'बहुत-से भेद बताये जावँगे। आढय आदि लिङ्गोंकी | छेदन (विभाजन) करे। लिङ्गके मध्यभागके 
स्थूलता आदिके कारण तीन भेद और होते हैं। | विस्तारको ही प्रत्येक विभागका विस्तार मानकर, 

पु आ ० के त सोक ह्य कु हित पेश न की गो है एन लिलाम 
चौदह़ हजार चौदह सौ भेद कहे गये हैं। इस प्रकरणका मूल पाठ आफ्ने सुद्धरूपयें उपलब्ध नही हो रहा है; अतएव यहाँ दौ हुई गणना 
45 नहीं रही है। परंतु विश्वकर्माके शास्त्र ' अपटाजितपृष्छा' के आवलोकतसे इन पेपर विशेष प्रकाश पड़ता है। उसके अनुसार समस्त 
_लिङ्ग-भेद १४४२० होते हैं। किस प्रकार, सो जकवा जाता है--प्रस्तरषय लिङ्ग कम-रो-कय एक हाथका होता है, उससे कम नहां। 
उसका अन्तिम आयाम नौ हाथका बताया गया है। इस प्रकार एक हायसे लेकर ती हायतकके लिङ्ग बनाय जादै त उनकी संख्या भी 
ती है। ए रा हा चाहे! 

एक हाथसै हौत हाथतकके शिवलिङ्ग "कतिह' कहे शवे हँ । चारसे छः हाथतकके “मध्यम' माने गये हैं और सातसे नौतकके 
उत्तम” या "ज्ये" कहे गये हैं। इन तीज प्रमाणरमे पादवुद्धि करवेसे कुल ३३ किलङ्ग होते हैं। यथा-- 

एक हाथ', सवा हाथ', डेढ़ हाथ, पौने दो हाथ', दो हाद, सका दो हाष', ढाई हाच, पौने तोन हाथ', तीन हाथ, सवा तीन 
साथ", सा लौ हाथ, कै चर हाथ, चाह 
साहे पाँच हाथ", पीने छ; हाच”, छः हाथ", सवा छ; हाथ”, 
खड़े सात हाथ”, पौने आठ हाच“, आठ हाथ", सवा आउ ' 

उत दतो गा नि क्रम एस प्रकार कने है. धर, २. भको, ३. घा, ४ सपक, ५ प, 
ह लच, ७ महे, ८ पण, ९ ब १०. शेर, (६ कि. क १३. हरक १४ रो, १५, लक (पोका), 
१६, वामदेव, १७ अघे, १८. तत्पु, १९. ईशान, २०. मुद, २१. किजय, २२. किरणाध, २३. अघोशस्व, २५ श्रीकण्ठ, २५, पुण्यवर्धन, 
२६ पुण्डरीक, २७. सुवका, २८. उमातेज:, २९. विश्वेश्वर, ३०. विनेश, ३१. त्यम्क, ३२. घोर, ३३. सहाकाल। 


जर के काके np साँचै) 
`. तमतति केण Se 
„~. ` सगु तिल 

2 0 असे निल 

FR ao nso जक ० 
५.८. रुक कक क कले सबक ० 


दा-क लिङ्ग रेके दस जेट काप इस्मरण् तक. ० 


= अख्िवुराणन 


ममननम 


तदनुसार मध्य, ऊर्ध्व और अधः इन विभागोंको 
स्थापना करे। मध्यम विभागसे ऊपरका अष्टकोण 
या षोडश कोणवाला विभाग शिवका अंश है। 
पाद या मूलभागसे जानुपर्यन्त लिङ्गका अधोभाग 
है, यह ब्रह्माका अंश है तथा जानुसे नाभिपर्यन्त 
लिङ्गका मध्यम भाग है, जो भगवान्‌ विष्णुका 
अंश है॥३०--३३॥ 

मूर्धान्तभाग भूवभागेश्वरका है । व्यक्त अव्यक्त 
सभी लिङ्गोके लिये ऐसी ही बात है। जिस 
शिवलिङ्गमे पाँच लिङ्गकी व्यवस्था है, वहाँ 
शिरोभाग गोलाकार होना चाहिये--ऐसा बताया 
जाता है। वह गोलाई छत्राकार हो, मुर्गीके अंडेके 
समान हो; नवोदित चन्द्रके सदृश हो या पुरुषके 
आकारकी हो । ['पुरुषाकृति'के स्थानमे 'तरपुषाकृति' 
पाठ हो तो गोलाई त्रपुषके समान आकारवाली 
हो-ऐसा अर्थ लेना चाहिये।] इस प्रकार एक- 
'एकके चार भेद होते हैं। कामनाओकि भेदसे 
इनके फलमें भी भेद होता है, यह बताऊँगा। 
लिङ्गके मस्तक-भागका विस्तार जितने अङ्गुलका 
हो, उतनी संख्यामें आठसे भाग दे। इस प्रकार 
'मस्तकको आठ भागोंमें विभक्त करके आदिके 
जो चार भाग हैं, उनका विस्तार और ऊँचाईके 
अनुसार ग्रहण करे। एक भागको छाँट देनेसे 
*पुण्डरीक' नामक लिङ्ग है, दो भागोंको 
लुप्त कर देनेसे 'विशाल' संज्ञक लिङ्ग होता है, 
तीन भागोंका उच्छेद कर देनेपर उसकी ' श्रीवत्स" 
संज्ञा होती है तथा चार भागोके लोपसे उस 
लिङ्गको “शब्रुकारक' कहा गया है। शिरोभाग 
सब ओरसे सम हो तो श्रेष्ठ माना गया है। 
देवपूज्य लिङ्गम मस्तक-भाग कुक्कुटके अण्डको 
भाँति गोल होना चाहिये॥ ३४--३८॥ 

_चतुभांगात्मक लिङ्गमेँसे ऊपरका दो भाग 
मिटा देनेसे “त्रपुष' नामक लिङ्ग होता है। यह 


(पुष) अनाढ्यसंज्क शिवलिज्ञका सिर माना 
जया है। अब अर्दध-चन्द्राकार सिरके विषयमे 
सुनो--शिवलिङ्गके प्रनतभागमें एक अंशके चार 
अंश करके एक अंशको त्याग दिया जाय तो वह 
*अमृताक्ष' नाम धारण करता है। दूसरे, तीसरे 
और चौथे अंशका लोप कर्नेपर क्रमशः उन 
'शिवलिङ्गोँकी 'पूर्णेन्दु', 'बालेन्दु' तथा 'कुमुद' 
संज्ञा होती है। ये क्रमशः चतुर्मुख, त्रिमुख और 
'एकमुख होते हैं। इन तोनोंको 'मुखलिङ्ग' भी 
कहते हैं। अब मुर्खलङ्गके विषयमे सुनो-- 
पूजाभागको त्रिविध कल्पना करनी चाहिये 
मूर्तिपूजा, अभिपूजा तथा पदपूजा। पूर्ववत्‌ द्वादशांशका 
त्याग करके छः भागो छः स्थानोंकी अभिव्यक्ति 
करे। सिरको ऊँचा करना चाहिये तथा ललाट, 
नासिका, मुख, चिबुक तथा प्रौवाभागको भी 
स्पष्टतया व्यक्त करे। चार भागों (या अंशों)-द्वार 
दोनों भुजाओं तथा नेज्रॉंको प्रकट करे । प्रतिमाके 
प्रमाणके अनुसार मुकुलाकार हाथ बनाकर विस्तारके 
अष्टमांशसे चारों मुखोंका निर्माण करे। प्रत्येक 
मुख सब ओरसे सम होना चाहिये। यह मैंने 
चतुमुखलिङ्गके विषयमें बताया है; अब त्रिमुखलिङगके 
विषयमे बताया जाता है, सुनो--॥ ३९-४४॥ 

त्रिमुखलिङ्गमें चतुर्मुखकी अपेक्षा कान और 
चैर अधिक रहेंगे। ललाट आदि अङ्गका पूर्ववत्‌ 
हो निर्देश करे। चार अंशोंसे दो भुजाओंका 
निर्माण करे, जिनका पिछला भाग सुदृढ़ एवं 
सुपुष्ट हो। विस्तारके अष्टमांश्से तीनों मुखोंका 
विनिर्णम (प्राकटय) हो। [अब एकमुर्खलिङ्गके 
विषयमें सुनो--] एकमुख पूर्व दिशामें बनाना 
चाहिये; उसके ज्रम सौम्यभाव रहे। (उपरता न 
हो0 उसके ललाट, नासिका, मुख और 
वामे विवर्तन (विशेष उभाड़) हो। बाहु- 
विस्तारके पञ्चमांशसे पूर्वोक्त अङ्गका निर्माण 


4 अध्याय ५५० 


१११ 


होना चाहिये। एकमुखलिङ्गको बाहुरहित बताना | जितने भी लिङ्ग हैं, उन सबका शिरोभाग 
चाहिये। एकमुखलिङ्गमें विस्तारके छठे अंशसे | जयुधाकार या कुक्कुटाण्डके समान गोलाकार 
सुखका निर्गमन हितकर कहा गया है। मुखयुरू | होना चाहिये ॥ ४५--४८॥ 
इस प्रकार आदि आगे महु 'लिङ्गमान एवं श्यकाश्यक लक्षण आदिका कर्णि 
जसका चाँचनकाँ अध्याय पर हुआ॥५४० 
See 
पचपनवाँ अध्याय 
पिण्डिकाका लक्षण 
श्रीभगवान्‌ हयग्रीव कहते हैं-- ब्रह्मन्‌! अब | सूत्रपात करे॥ १-५ ॥ 


मैं प्रतिमाऑकी पिण्डिकाका लक्षण बता रहा हुँ। 
पिण्डिका लंबाईमें तो प्रतिमाके बराबर होनी 
चाहिये और चौड़ाईमें उससे आधी। उसको 
ऊँचाई भी प्रतिमाकी लंबाईसे आधी हो और उस 
अर्द्ध॑भागके बराबर ही वह सुविस्तृत हो। अथवा 
उसका विस्तार लंबाईके तृतीयांशके तुल्य हो। 
उसके एक तिहाई भागको लेकर मेखला बनावे । 
गानी बहनेके लिये जो खात या गर्त हो, उसका 
'माप भी मेखलाके ही तुल्य रहे। वह खात उत्तर 
'दिशाकी ओर कुछ नचा होना चाहिये। पिण्डिकाके 
विस्तारके एक चौथाई भागसे जलके निकलनेका 
मार्ग (प्रणाल) बनाना चाहिये। मूल भागे 
उसका विस्तार मूलके ही बराबर हो, परंतु 
आगे जाकर वह आधा हो जाय। पिण्डिकाके 
विस्तारके एक तिहाई भागके अथवा पिण्डिकाके 
आधे भागके बराबर वह जलमार्ग हो। उसकी 
लंबाई प्रतिमाकी लंबाईके तुल्य ही यतायी गयी 
है। अथवा प्रतिमा ही उसकी लंबाईके ल्य 


अ्रतिमाकी ऊँचाई पूर्ववत्‌ सोलह भागकी 
संख्याके अनुसार करे। छः और दो अर्थात्‌ आठ 
भागोको चौचेके आधे अङ्गम गतार्थ करे। इससे 
पके तीन भागको लेकर कण्ठका निर्माण करे। 
शेष भागोंको एक-एक करके प्रतिष्ठा, निर्गम तथा 
पद्टका आदिमे विभाजित करे। यह सामान्य 
प्रतिमाओमि पिण्डिकाका लक्षण बताया गया 
है। प्रासादके दवारे दैष्य-विस्तारके अनुसार 
प्रतिमा-गृहका भी द्वार कहा गया है। प्रतिमाओंमें 
हाथी और व्याल (सर्प या व्याम्न आदि)-की 
सूर्तियोसे युक्त ततत्‌-देवतायिषयक शोभाकी रचना 
करे॥६-८॥ 

श्रीहरिकी पिण्डिका भी सदा यथोचित शोभासे 
सम्पन्न बनायौ जानी चाहिये। सभी देवताओंकी 
्रतिमाओंके लिये वही मान बताया जाता है, 
जो विष्णु-प्रतिमाके लिये कहा गया है तथा 
सम्पूर्ण देवियोंके लिये भी वही मान बताया जाता 
है, जो लक्ष्मीजीकी प्रतिमाके लिये कहा गया 


हो। इस बातको अच्छी तरह समझकर उसका | है॥९-१०॥ 


इस अकार आदि आग्तेय महायुराणमों “किष्डिकाके लकणका वर्णन” नामक 
पचर अध्याय पूरा हुआ#१५॥ 
हि 


११२ 


छप्पनवाँ अध्याय 
प्रतिष्ठाके अङ्गभूत मण्डपनिर्माण, तोरण-स्तम्भ, कलश एवं 
ध्वजके स्थापन तथा दस दिक्पाल-यागका वर्णन 


श्रीभगवान्‌ हयग्रीव कहते हैं-- ब्रह्मन्‌! मैं 
प्रतिष्ठाक पाँच अज्ञॉका वर्णन कहूँगा। प्रतिमा 
पुरुषका प्रतीक है तो पिण्डिका प्रकृतिका, 
अथवा प्रतिमा नारायणका स्वरूप है तो पिण्डिका 
लक्ष्मीका। उन दोनोंके योगको “प्रतिष्ठा” कहते 
हैं। इसलिये इच्छानुरूप फल चाहनेवाले मुर 
इश्देवताकी प्रतिष्ठा (स्थापना)-को जाती है। 
आचार्यको चाहिये कि वह मन्दिरके सामने 
गर्भसूत्को निकालकर आठ, सोलह अथवा बीस 
हाथका मण्डप तैयार करे। इनमे आठ हाथका 
मण्डप 'निम्न', सोलह हाथका 'मध्यम' और 
बीस हाथका 'उत्तम' माना गया है। मण्डपमें 
देवताके स्नानके लिये, कलश-स्थापनके लिये 
तथा याग-सम्बन्धी द्रव्योंको रखनेके लिये आधा 
स्थान सुरक्षित कर ले। फिर मण्डपके आधे या 
तिहाई भागमें सुन्दर वेदी बनावे। उसे बड़े-बड़े 
कलशों, छोटे-छोटे घढ़ों और चैंदोवे आदिसे 
विभूषित करे। पञ्चगव्यसे मण्डपके भीतरके 
स्थानोंका प्रोक्षण करके वहाँ सब सामग्री रखे। 
तत्पश्चात्‌ गुरु वस्त्र एवं माला आदिसे अलंकृत 
हो, भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करके उनका पूजन 
करे॥ १--५॥ 

अँगूठी आदि भूषणों तथा प्रार्थना आदिसे 
मूर्तिपालक विद्वानॉंका सत्कार करके कुष्ड- 
कुण्डपर उन्हें बिठावे। वे वेदोंके पारंगत हों। 
चौकोर, अर्थचनर, गोलाकार अथवा कमल-सहश 
आकारवाले कुण्डॉपर उन विद्वानॉंको विराजमान 
करना चाहिये। पूर्व आदि दिशाओंमें तोरण 
(द्वार)-के लिये पीपल, गूलर, वट और प्लक्षके 


कृषे काठका उपयोग करना चाहिये। पूर्व 
दिशाका द्वार “सुशोधन' नमसे प्रसिद्ध है। दक्षिण 
हाका द्वार 'सुभद्र' कहा गया हुँ, पश्चिमका 
द्वार “सुकर्मा? और उत्तरका 'सुहोत्र' नामे 
प्रसिद्ध है। ये सभी तोरण-स्तम्भ पाँच हाथ ऊँचे 
होने चाहिये। इनकौ स्थापना करके 'स्योना" 
पृथिवि नो--' (शु० यजु० ३६।१३) इस 
भन्त्रसे पूजन करे। तोरण-स्तम्भके मूलभागमें 
मङ्गल अङक (आपर-पललव, यवाकुर आदि)-से 
सुक्त कलश स्थापित करे॥ ६--९॥ 
तोरणसतमभके ऊपरी भागमें सुदर्शनचक्रकी 
स्थापना करे। इसके अतिरिक्त विद्वान पुरुषोंक 
जहाँ पाँच हाथका ध्वज स्थापित करना चाहिये। 
उस ध्वजकी चौड़ाई सोलह अङ्गुलकी हो। 
सुरे! उस ध्वजका दण्ड सात हाथ ऊँचा होता 
चाहिये। अरुणवर्ण, अग्निवर्ण (धूप्रवर्ण), कृष्ण, 
शुक्ल, पौत, रक्त तथा श्वेत-ये वर्ण क्रमशः 
पलादि दिशाओंमें ध्वजमें होने चाहिये। कुमुद, 
कुमुदाक्ष, पुण्डरीक, वामन, शङ्कुकर्ण, सवनेत्र, 
सुमुख और सुप्रतिष्ठित-ये क्रमशः पूर्व आदि 
चवजोके पूजनीय देवता हैं। इनमें करोड़ों दिव्य 
गुण विद्यमान हैं। कलश ऐसे पके हुए हाँ कि 
सुपक्व बिम्बफलकै समान लाल दिखायी देते 
हों। वे एक-एक आढक जलसे पूर्णतः भर हों। 
उनकी संख्या एक सौ अटटठाईस हो। उनकी 
स्थापना ऐसे समय करनी चाहिये, जब कि 
“कालदण्ड' नामक योग न हो। उन सभी 
'कलशॉमें सुवर्ण डाला गया हो। उनके कण्ठभागमें 
बस्तर लपेटे गये होँ। वे जलपूर्ण कलश तोरणसे 


3 पक म्र इस रकार है- >> स्वेता फि सो पकक निवेश । यच्छा न: क स्पा: ॥ (स+ यनु, ३६ १३) 


हर स्थापित किये जायें॥१०--१५॥ 

चदीके पूर्व आदि दिशाओं तथा कोणें भी 
कलश स्थापित करने चाहिये। पहले प्वादि चारों 
(दिशाओमे चार कलश स्थापित करे। उस समय 
'आजिग्र' कलशम्‌' आदि मन्त्रका पाठ करना 
चाहिये। उन कलशॉमें पूर्वादि दिशाओकि क्रमसे 
इन्द्र आदि दिक्पालोंका आवाहनपूर्वक पूजन करे। 
इन्द्रका आवाहन करते समय इस प्रकार कहे- 
“ऐरावत हाथीपर बैठे और हाथमे चज़ धारण 
किये देवराज इन्द्र! यहाँ आइये और अन्य 
देवताओके साथ मेरे पूर्व दवारकी रक्षा कीजिये। 
देवताओसहित आपको नमस्कार है।' इस तरह 
आवाहन करके विद्वान्‌ पुरुष 'बरातारमिल्‍्रम्‌"-- 
इत्यादि मनसे उनकी अर्चना एवं आराधना 
करे॥ १६-१८॥ 

इसके बाद निमाङ्कतरूपसे अनिदेयका आवाहन 
करे--'बकरेपर आरुढ शक्तिधारी एवं बलशाली 
अभिदेव। आइये और देवताओंकि साथ अलिकोणकी 
रक्षा कौजिये। यह पूजा ग्रहण कौजिये। आपको 
जमस्कार है।' तदनन्तर ' अगदं" इत्यादिसे 
अथवा “अग्वये नमः ।'-इस मन्त्रसे अस्तिको 
पूजा करे। यमराजका आवाहन--'महिषपर आसूद, 
दषण्डधारी, महाबली सूर्यपुत्र यम! आप यहाँ 
पधारिये और दक्षिण ट्वारकौ रक्षा कौजिये। 
(आपको नमस्कार है ।' इस प्रकार आवाहन करके 
“दैवस्वतसङ्गमनम्‌०' इत्यादि मन्त्रसे यमराजको 
पूजा करे। नित्रीतिका आवाहन--'बल और 


चाहनसे सम्पन्न खड्गधारी निति! आइये। 
आपके लिये यह अर्घ्य है, यह पादय है। आप 
त्य दिशाको रक्षा कीजिये।' इस तरह 
(आवाहन करके “एष' ते नित्रति' इत्यादिसे 
मनुष्य अर्घ्य आदि उपचारा निरति पूजा 
करे॥ १९-२२ ६३ ॥ 

दरुणका आवाहन--' मकरपर आरूढ पाशधारी 
महाबली वरुणदेव! आइये और पश्चिम द्वारका 
रक्षा कौजिये। आपको नमस्कार है।' इस प्रकार 
आवाहन करके, "उरु" हि राजा वरुण:०' 
इत्यादि मन्द्रा आचार्य वरुणदेवताका अर्घ्य 
आदिसे पूजन करे। वायुदेवताका आवाहन-- 
*अपने वाहनपर आरूढ ध्यजधारी महाबली 
वायुदेव! आइये और देवताओं तथा मरुद्गणोके 
साथ वायव्यकोणकी रक्षा कौजिये। आपको 
जमस्कार है।' 'जात* आवातु०' इत्यादि वैदिक 
सखसे अथवा ' ॐ नमो यायवे०।' इस मन्त्रे 
वायुकी पूजा करे॥ २३-२५ ६॥ 

सोमका आवाहन -' बल और बाहनसे सम्पन 
गदाधारी सोम! आप यहाँ पधारिये और उत्तर 
द्वारकी रक्षा कौजिये। कुबेरसहित आपको नमस्कार 
है।' इस प्रकार आवाहन करके, "सो" राजानम्‌" 
इत्यादिसे अथवा "सोमाय नमः।' इस मन्त्रसे 
सोमकी पूजा करे। ईशानका आवाहन--'वृषभपर 
आरूड़ महाबलशाली शूलधारी ईशान! पधारिये 
और यज्-मण्डपकी ईशान-दिशाका संरक्षण कीजिये। 
आपको नमस्कार है।' इस प्रकार आवाहन 


he 


'२-आखितर कलश मझा ला वियः पर तिव सा सह पोरा वती पुनसविहलादधिः ॥ (यनु० ८। ४२) 
तरवा हे हे सुहयः हरिर पुः स्वत नो मघा धातनः॥ (यज २०।५०) 


३-अर दिव: कुरः पिच अप्‌। अपार करि नि (चुन ३। १२) 


कनत निर भागा प स्हा। (बजु० ९।३५) 
तया हि रा वहणककार सुवास 

द-या आवातु भें भ मो टे र आपू तारिक 
७-सोमः राजानमयसेशले मौर्सिकंसामडे। आदित्यान्‌ वि सू 
3362 अग्नि पुराण ५ 


'ड। आफै फ ऋतिधातवेटकर्कापवकता हदयविधत्‌। (ऋ मं सूनर४ ८) 


'मं १० सू. २८६१३) 
/कृहरूकिय। (ऋ म» १० स १४१।३ तथा यनु, ९। २६) 


र 


2 असनिपुाण 


करके 'ईशानमस्थ०' इत्यादिसे अथवा ‘ईशानाय 
जमः॥' इस मन्त्रे ईशानदेवताका पूजन करे। 
हाका आवाहन--' हाथके अग्रभागमें लुक्‌ और 
सुवा लेकर हंसपर आरूढ हुए अजन्मा ब्रह्माजो! 
आइये और लोकसहित यज्ञमण्डपकी ऊर्ध्व- 
(दिशाकी रक्षा कीजिये। आपको नमस्कार है।' 
इस प्रकार आवाहन करके "हिरण्यगर्भ: 
इत्यादिसे अथवा 'नमस्ते ब्रहाणे' इस मनसे 


जझाजीकी पूजा करे॥ २६-' 
अनन्तका आवाहन--'कच्छपकी पीठपर 
विराजमान, नागगणोके अधिपति, चक्रधारी अनन्त! 
आइये और नौचेको दिशाको रक्षा किये, रक्षा 
कौजिये। अनन्तर! आपको नमस्कार है।' इस 
प्रकार आवाहन करके “नमोस्तु सर्पेभ्य:' 
उत्यादिसे अथवा 'अनन्ताय नमः।' इस मन्त्रसे 
भगवान्‌ अनन्तको पूजा करे॥३१-३२॥ 


इस प्रकार आदि आग्रेय महापुताणण् 'दस दिकृपालोक पूजनका वर्णग वामक 


श्रीभगवान्‌ हयप्रीय कहते हैं-- बरहम प्के 
लिये अधवा देवपूजनके लिये जिस भूमिको 
ग्रहण करे, वहाँ नारसिंह-मन्त्रका पाठ करते हुए 
राक्षसोंका अपसारण करनेवाले अक्षत और सरसों 
छि तथा पशाव्यसे उस भूमिका प्रोक्षण करे। 
रलवयुक्त कलशपर अङ्ग-देवताओसहित श्रीहरिका 
पूजन करके, वहाँ अस्त्र-मन्त्रसे एक सौ आठ 
करको (कमण्डलुओं)-का पूजन करे। अविच्छिन 
धारे वेदीका सेचन करके वहाँ व्रौहि (धान, 
जौ आदि)-को संस्कारपूर्वक बिखेरे तथा कलशको 
प्रदक्षिणाक्रमसे घुमाकर उस बिखेरे हुए अनके 
ऊपर स्थापित करे। वस्ववेष्टित कलशपर पुनः 
भगवान्‌ विष्णु और लक्ष्मीकी पूजा करे। तत्पश्चात्‌ 
“योगे योगे'' इत्यादि मन्त्रसे मण्डलमें शय्या 
स्थापित करे। स्तान-मण्डपर्मे कुशके ऊपर श्या 
और शब्बाके ऊपर तूलिका (रुईभरा गद्दा) 


_बिछाकर, दिशाओं और विदिशाओंमे विद्याधिपतियों 


(अगान्‌ विष्णुके हौ विभिन विग्रह) -का पूजन 
करे। पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः विष्णु, मधुसूदन, 
त्रिविक्रम और वामनका तथा अग्नि आदि 
कोणोमें क्रमशः धर, हषीकेश, पद्मनाभ एवं 
दामोदसका पूजन करे। दामोदरका पूजन ईशानकोणमें 
होना चाहिये॥ १-६॥ 

इस तरह पूजन करनेके पश्चात्‌ स्नानमण्डपके 
भीतर इशानकोणमें स्थित तथा चेदीसे विभूषित 
चार कलशॉमें स्तानोपयोगी सब द्रव्योंको लाकर 
डाले। उन कलशोंको चारों दिशाओंमें विराजमान 
कर दे। भयानके अभिषेकके लिये संचित किये 
गये चे कलश बड़े आदरके साथ रखने योग्य हैं 
पूर्व दिशाके कलशमें बड़, गूलर, पीपल, चम्पा, 
अशोक, श्रीदुम (बिल्व), पलाश, अर्जुन, पाकड़, 
कदम्ब, मौलसिरी और आमके पल्लवॉको लाकर 
डाले। दक्षिणे कलशमें कमल, रोचना, दूर्वा, 
कुशकी मुट्ठी, जातीपुष्प, कुन्द, श्वेतचन्दन, 


ह सम भूत्य जालः परक आत । स दर पी छस कम देशाय हिद विधेम ॥ (यनु » १३।४) 
३. सपत ये के च पृथिकोसतु। थे अ चे दिवि द: सरे जस: छ (कु १३।६) 
३-योगे योगे तवस बाजे बाजे हवामहे । सखाय इ» (युन ११। १४) 


«अध्याय ५८० 


११५ 


[सब 


रक्तचन्दन, सरसों, तगर और अक्षत डाले। 
पश्चिमके कलशमें सोना; चाँदी, समुद्रगामिनो 
नदीके दोनों तटॉंकी मिट्टी, विशेषतः गङ्गाकी 
मृत्तिका, गोबर, जौ, अगहनी धानका चावल और 
तिल छोड़े॥ ७-१२ ॥ 

उत्तरले कलशमें विष्णुपरणी (भुई आँवला), 
शालपर्णी (सरिवन),भङगाज (भया), शतावर, 
सहदेवी (सहदेइया), बच, सिंही (करी या अड्सा), 
बला (खरेटी), व्याप्री (कटेहरी) और लक्ष्मणा-- 
इन ओषधियोंको छोड़े। ईशानकोणवर्ती अन्य कलशे 
माङ्गलिक वस्तुएँ छोड़े। अश्तिकोणस्थ दसे कलशे 
बाबी आदि सात स्थानौँकी मिट्टी छोड़े। 
अकंत्यकोणवर्ती अन्य कलशमें गङ्गाजीको बालू 
और जल डाले तथा वायव्यकोणवर्ती अन्य कलशमें 
सूकर, वृषभ और गजराजके दौत एवं साँगोद्वारा 
कोड़ी हुई मिद्‌, कमलकी जड्के पासकी मिट्टी 
तथा इतर कलशमें कुशके मूल भागकी मृत्तिका 
डाले। इसी तरह किसी कलशमें तीर्थ और पर्वतोंकी 
मृत्तिकाओंसे युक्त जल डाले, किसीमें नागकेसरके 
फूल और केसर छोडे, किसी कलशे चन्दन, 
अगुरु और कपूरसे पूरित जल भरे और उसमें 
वैदय, विदु, मुक्त, स्फटिक तथा वजर (हीरा) 


(इन सबको एक कलशमें डालकर ठसीके 
| ऊपर इषट-देवताकी स्थापना करे। अन्य कलशं 
नदी, नद और तालाबोकि जलसे युक्त जल छोड़े। 
इक्यासी पदवाले वास्तुमण्डलमें अन्यान्य कलशॉकी 
स्थापना करे। वे कलश गन्धोदक आदिसे पूर्ण 
हों। उन सबको श्रौसूकसे अभिमन्त्रित करे। जौ, 
सरसों, गन्ध, कुशाग्र, अक्षत, तिल, फल और 
युष्प-इन सबको अर्ध्यके लिये पात्रविशेषमे 
संचित करके पूर्व दिशाकी ओर रख दे। कमल, 
श्वामलता, दूर्वादल, विष्णुक्रान्ता और कुश--इन 
सबको पादय-निवेदनके लिये दक्षिण भागे स्थापित 
करे। मधुपर्क पश्चिम दिशामें रखे। कङ्कोल, 
लबङ्ग और सुन्दर जायफल--इन सबको आचमनके 
उपयोगके लिये उत्तर दिशामें रखे। अग्निकोणमें 
दूर्वा और अक्षतसे युक्त एक पात्र नौराजना 
(आरती उतारने)-कै लिये रखे। वायव्यकोणमें 
उद्रर्तवपात्र तथा ईशानकोणमें गन्थपिष्टसे युक्त पात्र 
रखे। कलशर्में सुरमांसी (जटामांसी), आँवला, 
सहदेइया तथा हल्दी आदि छोड़े। नीराजनाके 
लिये अड्सठ दौषोंकी स्थापना करे। शङ्ख तथा 
धातुनिर्ित चक्र, श्रीवत्स, वज्र एवं कमलपुष्प 
आदि रंग-बिरंगे पुष्प सुवर्ण आदिके पात्रे 


ये पाँच रल डाले॥ १३--१८॥ 


सज्जित करके रखे॥ १९--२६॥ 


इस प्रकार आदि आग्नैय महापुामे “कललाधिवासकी विधिका वणन” नामक 


सवल अध्याय पूणा 


इुआ#दण- 


ere 
अट्ठाबनवाँ अध्याय 
भगवद्िग्रहको स्तान और शयन करानेकी विधि 


औभगवान्‌ हयग्री कहते हैं-- ऋहान! आचार्य 
ईशानकोणमे एक होमकुण्ड तैयार करे और 
उसमें वैष्णव-अग्िकी स्थापना करे। तदनन्तर 
'गायत्री-मन्त्रसे एक सौ आठ आहुतियाँ देकर 


|मूर्तिपालक विद्वानों तथा शिल्पियॉसहित यजमान 
| बाजे-गाजेके साथ कारुशाला (कारीगरकी 
कर्मशाला)-में जाय। वहाँ प्रतिमावर्ती इश्टदेवताके 
दाहिने हाथमें कौतुक-सूत्र (कङ्कण आदि) बाँधे। 


सम्पात-विधिसे कलशा प्रोक्षण करे। तदनन्तर 


उसे बाँधते समय “विष्णवे शिपिविष्टाय नम: ।'-- 


इस मन्त्रका पाठ करे। उस समय आचार्यके | 
हाथमे भी ठनी सूत, सरसों और रेशमी वससे 
कौतुक बाँध देना चाहिये। मण्डले सबस्त् 
प्रतिमाकी स्थापना और पूजा करके उसकी स्तुति 
करते हुए कहे-- विश्वक्माकी बनायौ हुई देवेश्वरि 
प्रतिमे! तुम्हें नमस्कार है। सम्पूर्ण जगतको 
प्रभावित करनेवाली जगदम्ब! तुम्हे मेरा बारंबार 
णम है। ईश्वर! वै तुमं निरामय नारायणदेवका 
पूजन करता हूँ। तुम शिल्प-सम्बन्धी दोषोंसे 
रहित हो; अतः मेरै लिये सदा समृद्धिशालिनी 
बनी रहो'॥ १-५ ६॥ 

इस तरह प्रार्थना करके प्रतिमाको स्नान- 
आण्डपमे ले जाय। शिल्पीको यथेष्ट द्र्य देकर 
संतुष्ट करे। गुरुको गदान दे। “चित्र देवाना०'९ 
इत्यादि मन्त्रसे प्रतिमाका नेत्रोन्मीलन को। 
'अग्निज्योंति:०'' इत्यादि मन्तरसेदृष्टिसंचार करे। 
फिर भंद्रपीठपर प्रतिमाको स्थापित करे। तत्पक्ष 
आचार्य श्वेत पुष्प, थी, सरसों, दूर्वादल तथा 
कुशाग्र टेके सिरपर चढ़ावे॥६-८॥ 


इसके बाद 'मथु" खाता०' इत्यादि मनसे गुर 
तिमा न्रे अञ्जन करे। उस समय 'हिरण्यग्भ:" 
इत्यादि तथा 'इमं मे खरुण' (यजु» २१।१) 
इत्यादि मन्त्रोंका कीर्तन करे। तत्पश्चात्‌ पुनः 
'चृतवती`' ऋचाका पाठ करते हुए घृतका 
अभ्यङ्ग लगावे। इसके बाद मसूरके बेसनसे 
-उबटनका काम लेकर 'अतो देवा:०' इत्यादि 
अन्त्रका कीर्तन करे। फिर "सप्त" ते अग्ने०' 
इत्यादि मन्त्र बोलकर गुरु गर्म जलसे प्रतिमाका 
प्रक्षालन करे। तदनन्तर 'हुपदादिव७"' इत्यादि 
अन्त्रसे अनुलेपन और ' अघो 'हि ०" इत्यादिसे 
अभिषेक करे। अभिषेकके पक्षात्‌ नदी एवं 
तीर्थके जलसे स्नान कराकर 'पावमानी' ऋचा 
(शु० यजु० ३९--४३)-का पाठ करते हुए, रल- 
स्पर्शसे युक्त जलद्वारा स्नान करवे। समु" गच्छ 
स्वाहा०' इत्यादि मन्त्र पढ़कर तौर्थकी मृत्तिका 
और कलशके जलसे स्तान करवे। 'शं नो 
देवी:०' इत्यादि तथा गायत्रौ-मन्त्रसे गरम जलके 
द्वारा इष्टदेवकी प्रतिमाको नहलाबे॥९--१३॥ 


१. सदेश चक्ुाय = चल्स्याणः । आ प्र पृ असतः सूप आश नतष स्वाहा ॥ 


(घढु, ७। ४२ तषा १३। ४९) 


3. अभिनयेन सहा स जो रः वहा । अरव जिः स्का सू योवः स्वाहा ज्योति: 


सू स ज्योति सका 


3. मधु वाता ऋतायते मधु कष नधः । बाधः सनघोषधी; मप नमु 


(सुश ३।९) 
मुपाधिः रनः । षु ए न; पिता॥ 


मधुको बनस्परु सर्ः॥ मण्य घु न; 8 (सु+ १३। २७ २८, २९) 
७. (वु १३। ४) पह सना अध्याय ५६ कौ दियी दिखा आ जुका है। 
७. पी भयगयो 


स्वाहा (पज १७।७९) 


| पृथ्वी षु । छ फि बहस र्या विषयमे अरे भिसा ॥ (प ३४।४९) 
सनिः ॥ (ऋ मः स+ २२११९) 
सर नि: सास ऋषष: सरत कान फ़ियाणि। सरा होः सथाधा ता यन सपा योनीरस पतेन 


मुन: हवन: सनातो मदि पू कतना शुन बनः» (यबु २०॥२०) 


९. आपो हि ा योधुवसता ग ऊचे दधान मह रजा उको दः वि य भाजयहह 


द: उरि मल हसा अर 


गमाम यो दसय षाय कि्यच। आयो ननमा च 58 (सु ११। ५० ५१, ५२) 


१०. सम चछ स्वाहारं गछ स्वाहा देवः सिर गच्छ स्वाहा मासी गच्छ 


'स्‍्वाहाहोएे गच्छ सवाह छ गछ स्वाहा 


तापि गच्छ स्वहा यत गछ साहो गछ सहा दिनो गच्छ स्क गच्छ साहा । मो मे हारि च्छ दिखे 
तै धो गच्छ स्वनि पी भस्मन स्वाहा॥ (यु ६।२९) 


१९ सजो देवौर्पीहय आघो भक पीव श चो सकु रू. (अबके ९।६।९) 


११७ 


प कस कनकक्‍ल्‍टसक«क< अकसर सर 


'हिरण्यगर्भ:०' इत्यादि मते पाँच प्रकारकी 
मृत्तिकाओद्वारा परमेश्वरको स्तान करावे। इसके 
बाद 'इमं मे गङ्गे यमुने०' इत्यादि मनसे 
'बालुकामिश्रित जलके द्वारा तथा “तद्‌ विष्णो:०" 
इत्यादि मन्त्रसे बाँबीकी मिट्टी मिले हुए जलसे 
पूर्ण भटके द्वारा भगवानको स्नान करावे। “या 
ओषधी:०"' इत्यादि मनसे ओषधिमिश्रित जलके 
ए, यजा" यजजा०' इत्यादि मत्से आँवले आदि 
कसैले पदार्थोंसे मिश्रित जलके द्वार, "पयः" 
पृथिव्याम" इत्याद नये पो तथा याः 
'फलिनी:०"' इत्यादि मन्त्रसे फलमिश्रित जलके द्वारा 
भगवानूको नहलवे 'विश्वतक्षश;०"" त्यादि मनर 
उत्तवर्ती कलवार, “सोम॑* राजानम्‌०' इस 
मने पर्वती कलशा, 'विष्णो * रराटमसि०' 
इत्यादि मनसे दक्षिणवरती कलशट्वारा तथा " 


भगवानको उरतन-सनान करवे ॥ १४--१७॥ 
“मधान दिवो०' इत्यादि मन्त्रसे औवले 


मिले हुए जलके दवार, 'मा नस्तोके०५ इत्यादि 
मनसे जठामांसीमिश्रित जलके द्वारा 'गन्धद्वारामू००" 
इत्यादि मनसे गन्धमिश्रित जलके द्वारा तथा 
“इ्दमाप:०' इत्यादि मन्त्रे इक्यासी पदोंवाले 
वास्तुमण्डलमे रखे गये कलशॉद्रार भगवानको 
जहलावे। इस प्रकार स्नानके पश्चात्‌ भगवानको 
सम्बोधित करके कहे--' भगवन्‌! समस्त लोकोँपर 
अनुग्रह करनेवाले सर्वव्यापी वासुदेव! आइये, 
आइये, इस यज्ञभागको ग्रहण कौजिये। आपको 
जमस्कार है।' इस प्रकार देवेश्वरका आवाहन 
करके उनके हाथमे बँधा हुआ मङ्गलसूत्र खोल 
दे। उसे खोलते समय ' मुञ्चामि" त्वा०' इस 
मन्त्रका पाठ करे। इसी मन्त्रसे आचार्यका भी 
कौतुकसूत्र खोल दे। तदनन्तर ' हिरण्मयेन०' 
इत्यादि मन्त्रसे पाच्य और 'अतो देवाः 
(ऋक्‌० १।१३।६) इत्यादि मन्त्रे अर्घ्य दे। 
फिर “मधु वाता:०' इत्यादि मनसे मधुपर्क देकर 
मथि गृह्वामि०"' इत्यादि मन्त्रसे आचमन करावे। 


हि प दः सदा पा सुहक । दिय बराम, (डु, ६१५) 

का ओषधी: पूर्व जता देवु पछ । म बः रि सश ७॥ (सवु १२।७५) 

यश यका थो अणवे गए गित च दस प्र बय आतवेदस द्यि न शर पिम ॥ (यज २७।४२) 
दृ पय औषधौदु पयो द्रे पको धः । पाः रिकः सु मन्‌ (पर १८।३६) 


(धस्त विधलेयुखो तितो ^ सँ हंति सं रू गवरे एकः ॥ (धनु, १७। ६९) 
सोमर नमते । आदितः सर्वा च हिः स्वाहा & (घनु ९। २६) 


त 
3 
त 
५ यः फिर अफला अपा गार पुष्प: बहूत ो मृडय: & (सुः १२।८९) 
« 


८. विणो ररम विः थ विषः मि षो वैष्णव विय त्या॥ (यजुः ५। २१) 


९. ह धुलो दतु सोस्य जहाज अदिजा जक 


बु१०। २४) 


(६०, मानि रति पृ ै ानरमृत आ कालह्‌ । ककि सकि जनानामासन्ता पा जनयना देवः ॥ (यजु० ७। २४) 
१३ मा स्तकै तनये मा न आयुमा नो गोषा यो अ रति । या नौ बन्‌ भमन यधि: सदि त्य हवामो ॥ 


ष 


(ब १६।१६) 


ग दुध निं म्‌ ई सरू हो बम ॥ (क) 


३३, इटमापः पररावां च मल य यद्‌। यचि यच्च शेपे अधोकणम। आघो मा तसेः पमन मुख ॥ 


(बन ६। १०) 


४ सुमि तथा हषा औवनान कमखव्माुक राजयदाल्‌। रिह यद शे तसा इदा मनम्‌ 


(म 


कू १६९।१) 


१५. हिरत प्रे कत्यसपापहि् सुखाम्‌। राक पुः ोऽरखा्‌। यड ७० । ९०) 
१६ मि गृहाम्को अगि सबस्पोषाय साल्व सवव । मायु देवः सचन्खम्‌ ॥ (यजु० १३। १) 


११८ 


4 अन्लिपुराण" 


मम न 


तत्पक्ष विद्वान पुरुष 'अक्षन्नमीमदन्त०'" इत्यादि 
अन्तर पढ़कर भगवानूके श्रीअङ्गोपर दूर्वा एवं 
अक्षत बिखेरे॥ १८-२२॥ 

“काण्डातू०'” इत्यादि मन्त्रसे निर्मज्छन करे। 
“गन्धवती०'" इत्यादिसे गन्ध आर्पित करें। 
“उनयामि०' इस मन्त्रसे फूल-माला और 'इदै। 
विष्णुः०"' इत्यादि मन्त्रसे पवित्रक अर्पित करे। 
*बृहस्पते०*” इत्यादि मनसे एक जोडा वस्त्र 
चढ़ावे। 'वेदाहमेतम्‌५०' इत्यादिसे उत्तरीय अर्पित 
'करे। 'महाव्रतेन० ' इस मन्त्रसे फूल और औषध-- 
इन सबको चढ़ावे। तदनन्तर “थूरसि०” इस 
मन्त्रे धूप दे। 'विध्राद्‌*” सूूसे अञ्जन अर्पित 
करे। यहा" इत्यादि मन्त्रसे तिलक लगावे 
तथा 'दीर्घात्वाय०' (अथर्व २।४।१) इस 
मत्से फूलमाला चढ़ावे। 'इन् क्षत्रमधि० ' (अधर 
७। ४। २) इत्यादि मन्त्रसे छत, विराट्‌ ' 
दर्पण, 'विकर्ण' मनसे चँवर तथा 'रथन्तर' 
साम-मन्त्से आभूषण निवेदित करे॥ २३-२६॥ 

वायुदेवता- सम्बन्धी मनोद व्यजन, 'मुञ्चामि 
त्वा" (ऋक्‌ १०। १६१। १) इस मन्त्रसे फूल तथा 
बेदादि (प्रणव) युक्त पुरुषसूके मन्द्रा श्रोहरिकी 
स्तुति करे। ये सारी वस्तु पिण्डिका आदिपर 
तथा शिव आदि देवताऑपर इसी प्रकार चढावे । 


भगवानूको उठाते समय *सौपर्ण' सूक्तका पाठ 
करे। 'प्रभो! उठिवे' ऐसा कहकर भगवानूको 
उठावे और मण्डपमें शय्यापर ले जाय। उस 
समय “शकुनि' सूतका पाठ करे। ब्रह्मरथ एवं 
पालको आदिके द्वारा भगवानको शय्यापर ले 
जाना चाहिये।' अतो देवः ' (ऋक्‌ १। २२। १६) 
इस सूक्तसे तथा 'श्रीश्ष ते लक्षमीश्च' (यजु० 
३१।२२)-से प्रतिमा एवं पिण्डिकाको शय्यापर 
धरवे । तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुके लिये निष्कली- 
करणकी क्रिया सम्पादित करे॥ २७ -३०॥ 

सिंह, वृषभ, हाथी, व्यजन, कलश, वैजयन्ती 
(पताका), भेत तथा दीपक -ये आठ मङ्गलसूचक 
वस्तुएँ हैं। इन सब वस्तुओंको अश्चसूक्तका पाठ 
क्ते हुए भगवानको दिखावे। "रपत्‌" इत्यादि 
मन्त्रे भगवानके चरण-प्रनतर्मे उखा (पात्रविशेष), 
उसका ढक्कन, अम्बिका (कड़ाही), दर्विका 
(करछुल), पात्र, ओखली, मूसल, सिल, 4 
भोजन-पात्र तथा घरके अन्य सामान रखे। 
सिरकी ओर वस्त्र और रलसे युक्त एक कलश 
स्थापित करे, जो खाँड और खाद्य-पदार्थसे भरा 
हुआ हो। उस घटकी 'निद्रा' संज्ञा होती है। इस 
प्रकार भगवानूके शयनकौ विधि बतायी गयी 
है॥३१-क४॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महातुराणमें “तलपनकौ विधि आदिका वर्णन" नमक 
अङ्गाकाका अध्याय पूरा हुआ#९८॥ 
oo अल 


दा] 


१० 


अशि तय प्रश: जुपोष पुरा व त तुः ३३। ३०) 


पालव कालको ' 
यु रणम रं परि स्युः । रोके र दि ॥ (यजु २३३५) 


अधि॥ (बुः ९३।४) 


अध्याय ५१० 


उनसठवाँ अध्याय 
अधिवास-विधिका वर्णन 


औभगवान्‌ हयग्रीव कहते हैं-- ब्रहम्‌! 
श्रीहरिका सांनिध्यकरण ' अधिवासन" कहलाता 
है। साधक यह चिन्तन करे कि “मैं अथवा मेरा 
आत्मा सर्वज्ञ सर्वव्यापी पुरुषोत्तररूप है।' इस 
प्रकार भावना करके आत्माकी *ॐ' इस नामके 
द्वारा प्रतिपादित होनेवाले परमात्माके साथ एकता 
'करे। तदनन्तर चैतन्याभिमानिनी जीव-शक्तिको 
पृषक्‌ करके आत्माके साथ उसकी एकता करे। 
ऐसा करके स्वात्मरूप सर्वव्यापी परमेशवरमे उसे 
जोड़ दे। तत्प्‌ प्राणाबद्वारा ('लँ' बीजात्मक) 
पृथ्वीको अशनियीज (र)-के चिन्तना प्रकट 
हुई अग्निमें जला दे, अर्थात्‌ यह भावना करे कि 
पृष्वीका अग्निमें लय हो गया। फिर वायुमें 
अलिको विलीन करे और आकाशे वायुका 
लय कर दे। अधिभूत, अधिदैव तथा अध्यात्म- 
चैभवके साथ समस्त भूतोंको तनमत्ओमें विलीन 
करके विषान्‌ पुरुष आकारामें उन सबका क्रमशः 
संहार करे। इसके बाद आकाशका मनमें, मनका 
अहंकार, अहंकारका महतत्वमै और महतत्वका 
अव्याकृत प्रकृतिमें लय करे॥१-५॥ 

अव्याकृत प्रकृति (अथवा माया)-को ज्ञानस्वरूप 
परमाम विलीन करे। उन्हीं परमात्माको 'वासुदेव' 
कहा गया है। उन शब्दस्वरूप भगवान्‌ वासुदेवने 
सृष्टिकी इच्छासे उस अव्याकृत मायाका आश्रय 
ले स्पर्शसंज्ञक संकर्षणको प्रकट किया । संकर्षणने 
मायाको श्षुव्य करके तेजोरूप प्रधनम्तकी सृष्टि 
की । पने रसस्वरूप अनिरुद्धको और अिस्ड्ने 
गन्धस्वरूप ब्रह्माको जन्म दिया। ब्रहाने सबसे 
पहले जलकी सृष्टि की । उस जलमें उन्होंने पाँच 
भूतोंसे युक्त हिरण्मय अण्डको उत्पन किया। 
उस अण्डमें जीव-शक्तिका संचार हुआ। यह 


बहो जोब-शक्ति है, जिसका आतममें पहले 
उपसंहार बताया गया है। जीवके साथ प्राणका 
संयोग होनेपर वह 'वृतिमान्‌' कहलाता है। 
व्याहतिसंजञक जीव रणं स्थित होकर ' आध्यात्मिक 
पुरुष" कहा गया है । उससे प्राणयुक्त बुद्धि उत्पन्न 
हुई, जो आठ चृत्तिवाली बतायी गयी है। उस 
'बुड्धिसे अहंकारका और अहंकारसे मनका प्रादुर्भाव 
हुआ। मनसे संकल्पादियुक्त पाँच विषय प्रकट 
हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं-शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस और गन्ध॥६-१२॥ 

इन सबने ज्ञानशक्तिसे सम्पन पाँच इन्द्रयाँको 
प्रकट किया, जिनके नाम हैव, श्रो, प्राण, 
नेत्र और जिह्ा। इन सबको “ज्ञानेश्रिय' कहा 
गया है। दो पैर, गुदा, दो हाथ, वाक्‌ और 
उपस्थ--ये पाँच कर्मियों हैं। अब पक्रभूतोकि 
जाम सुनो। आकाश, वायु, तेज, जल और 
पृथ्वी-ये पाँच भूत हैं। इनके हो द्वारा सबका 
आधारभूत स्थूल शरीर उत्पन होता है। इन 
तत्वॉके वाचक जो उत्तम यौज-मन्त्र हैं, उनका 
ज्यासके लिये यहाँ वर्णन किया जाता है। “मं” यह 
जौज जीवस्वरूप (अथवा जौवतत्त्वका वाचक) 
है। वह सम्पूर्ण शरीरमें व्यापक है--इस भावनाके 
साथ उक्त बीजका सम्पूर्ण देहमें व्यापक-न्यास 
करना चाहिये। "भ यह प्राणतत्वका प्रतीक है । 
'यह जीवकी उपाधियें स्थित है, अतः इसका वहाँ 
न्यास करना चाहिये। विद्वान्‌ पुरुष बुद्धितत्वके 
बोधक बकार अथवा 'बं' बीजका हृदयमें न्यास 
'करे। फकार (फं) अहंकारका स्वरूप है, अतः 
उसका भी हृदयमें ही न्यास करे। संकल्पके 
कारणभूत मनस्तत्वरूप पकार (पं)-का भी वहीं 
न्यास करे ॥ १३-१८॥ 


१२० 


७ अध्निपुतण« 


शब्दतन्मात्रतत्वके बोधक नकार (नं)-का | 
मस्तके और स्पर्शरूप धकार (धं)-का मुखप्रदेशमें 
न्यास करे। रूपतत्त्वके वाचक दकार (दं)-का 
नातं और रसतत्मात्राक बोधक थकार (ध)- 
का वस्तिदेश (मूत्राशय)-में न्यास करे। 
गन्धतन्मात्रस्वरूप तकार (तं)-का पिण्डलियॉमें 
न्यास करे। णकार (णं)-का दोनों कानों न्यास 
करके ढकार (ढं)-का त्वचामें न्यास करे। 
डकार (ड)-का दोनों ेत्रोमि, ठकार (ठ)-का 
रसनामें, टकार (टं)-का नासिकामें और जकार 
(ज॑)-का वागिन्द्रियं न्यास करे। विद्वान्‌ पुरुष 
पाणितत्वरूप झकार (झं)-का दोनों हाथोंमे 
न्यास करके, जकार (जं)-का दोनों परमे," छ" 
का पायुमें और 'चं' का उपस्थमें न्यास करे। 
डकार (ड) पृथ्वीतत्वका प्रतीक है। उसका 
युगल "चरणों न्यास करे। घकार (घं)-का 
वस्तिमे और तेजस्तत्वरूप (ग)-का हदये न्यास 
करे। खकार (खं वायुतत्वका प्रतीक है। उसका 
नासिका न्यास करे। ककार (कं) आकाशतत्वरूप 
है। विद्वान पुरुष उसका सदा हौ मस्तके न्यास 
करे॥ १९-२५॥ 

दय -कमलम सूर्य-देवता-सम्बन्धी य॑ बीजका 
न्यास करके, हदयसे निकली हुई जो बहतर 
हजार नियो हैं, उनमें घोडश कलाओंसे यु 
सकार (सं)-का न्यास करे। उसके मध्यभागमें 
मनत पुरुष बिन्दुस्वरूप यहिमण्डलका चिन्तन 
करे। सु! उसमे प्रणवसहित हकार (हं)-का 
न्यास करे। १. ॐ आं नमः परमेष्ठणत्मने। २.३० 
आं नमः पुरुषात्मने। ३.३० याँ नमो नित्यात्यने। 
४.ॐ जाँ नमो विश्वात्मने। ५. ॐ खं नमः 
सर्वालने। ये पाँच शिं बतायो गयी हँ।'स्नानकर्म' 
मे प्रथमा शक्तिकी योजना कली चाहिवे। 'आसनकर्म' 
में द्वितीया, 'शयन' में तृतीया, ' यानकर्म" में चतुर्थी 


और “अर्चनाकाल'में पञ्चमी शक्तिका प्रयोग 
करना चाहिये--ये पाँच उपनिषद्‌ हैं। इनके 
मध्यमे मनत्रमय श्रोहरिका ध्यान करके क्षकार 
(कष)-का न्यास करे ॥ २६-३१॥ 

तदनन्तर जिस मूर्तिकी स्थापना की जाती है, 
उसके मूल-मन्तरका न्यास कला चाहिये। (भगवान्‌ 
विष्णुकी स्थापनामे) 'ॐ नमो भगवते 
वासुदेवाय'--यह मूल- मन्त्र है । मस्तक, नासिका, 
ललाट, मुख, कण्ठ, हृदय, दो भुजा, दो पिण्डली 
और दो चरणो क्रमशः उक्त मूल-मन्त्रके एक- 
एक अक्षरका न्यास करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ 
केशवका मस्तकमें न्यास करे। नारायणका मुखम, 
माधवका ग्रामं और गोविन्दका दोनों भुजाओंमें 
ज्यास करके विष्णुका इदमे न्यास करे। पृषठभागमें 
'मधुसूदनका, जठर वामनका और कटिये त्रिविक्रका 
न्यास करके जंघा (पिण्डली)-में ्रोधरका न्यास 
करे। दक्षिण भागमें हपीकेशक, गुल्फें पद्ननाभका 
और दोनों चरणोंमें दामोदरका न्यास करलेके 
पक्षात्‌ हदयादि पङङ्गन्यास करे॥ ३२-३६॥ 

सत्पु श्रेष्ठ बरहाजी! यह आदियूर्तिक 
लिये न्यासका साधारण क्रम बताया गया है। 
अथवा जिस देवताकी स्थापनाका आरम्भ हो, 
उसीके मूल-मन्‍््से मूर्तिक सजौवकरणकी क्रिया 
होनी चाहिये। जिस मूर्तिका जो नाम हो, उसके 
आदि अक्षरका बारह स्वरे भेदन करके अङ्गोकी 
कल्पना करनी चाहिये। देवेश्वर! हदय आदि 
अङ्गका तथा टादश अक्षरवाले मूल-मन्त्रका एवं 
तलवॉका जैसे देवताके विग्रहे नयास करे, थे 
ही अपने शरीरमें भी करे। तत्पश्चात्‌ चक्राकार 
पामण्डलमें भगवान्‌ विष्णुका गन्ध आदिसे पूजन 
करे पूर्ववत्‌ शरीर और वस्त्राभूषणोंसहित भगवानुके 
आसनका ध्यान करे। ऊपरी भागमें बारह अरे 
सुक सुदर्शनचक्रका चिन्तन करे। वह चक्र तीन 


5 अघ्याय ५९० 


१२१ 


डड 


नाभि और दो नेमियोँसे युक्त है। साथ हो बारह 
स्वरोंसे सम्पन्न है। इस प्रकार चक्रका चिन्तन 
कलेके पश्चात्‌ विद्वान पुरुष पृषठदेशमें प्रकृति 


आदिका निवेश करे। फिर अरोके अग्रभागमें | हवीमभि: 


बारह सूयाँका पूजन करे। तदनन्तर वहाँ सोलह 
कलाओसे युक्त सोमका ध्यान करे। चक्रकी 
जाभिमें तीन वसन (वस्त्र या वासस्थान) -का 
चिन्तन करे। तत्पशषत्‌ श्रे्ठ आचार्य पद्यके भीतर 
द्वादशदल-पद्यका चिन्तन करे॥ ३७--४४॥ 
उस पदमे पुरुष-शक्तिका ध्यान करके उसकी 
पूजा करे। फिर प्रतिमामें श्रीहरिका त्यास करके 
गुरु चहँ श्रीहरि तथा अन्य देवताओंका पूजन 
करे। गन्ध, पुष्प आदि उपचाराँसे अङ्ग और 
आवरणोंसहित इट्देवका भलोभौति पूजन करना 
चाहिये। द्वादशाक्षर-मन््रक एक-एक अक्षरको 
बीजरूपमें परिवर्तित करके उनके द्वारा केशव 
आदि भगवद्‌विप्रहाँकी क्रमशः पूजा करे। द्वादश 
अरेसे युक्त मण्डलमें लोकपाल आदिको भी 
क्रमसे अर्चना करे। तदनन्तर, द्विज गन्ध, पुष्प 
आदि उपचारा पुरुषसूकसे प्रतिमाकी पूजा 
करे और श्रीसूछसे पिण्डिकाकी। इसके बाद 
जनन आदिके क्रमसे वैष्णव-अग्निको प्रकट 
करे। तदनन्तर विष्णुदेवता-सम्बन्धी मन्त्र 
अग्निमें आहुति देकर विद्वन्‌ पुरुष शान्ति-जल 
तैयार करे और उसे प्रतिमाके मस्तकपर छिड्ककर 
अग्लिका प्रणयन करे । वदन्‌ पुरुषको चाहिये कि 


“अन्ति दूतमू०'” इत्यादि मनसे दक्षिण-कुण्डमें 
अम्लि-प्रशयन करे। पूर्वकुण्डमें ' आग्निमग्िम्‌ 
इत्यादि मनसे और उत्तर-कुण्डमें 'अग्निमरिनि* 
इत्यादि मन्त्रसे अग्निका प्रणयन 
करे। अग्िप्रणयन-कालमे 'त्वमग्ने" झुभिः०' 
इत्यादि मनत्रका पाठ किया जाता है॥ ४५-५१ ॥ 
प्रत्येक कुण्ड प्रणवके उच्चारणपूर्वक पलाशकी 
[एक हजार आठ समिधाओंका तथा जौ आदिका 
भी होम करे । व्याहति-मन्तरसे घृतमित्रित तिलोका 
और मूलमन्त्रसे घौका हवन करे। तत्पश्चात्‌ 
मधुरत्रय (घी, शहद और चीनी)-से शान्ति-होम 
करे। द्वादशाक्षर-मन्त्रसे दोनों पैर, नाभि, हृदय 
और मस्तकका स्पर्श करे। घी, दही और दूधकी 
आहुति देकर मस्तकका स्पर्श करे। तत्पश्चात्‌ 
मस्तक, नाभि और चरणोंका स्पर्श करके क्रमशः 
गङ्गा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती-इन चार 
जदियोँकी स्थापना करे । विष्णु- गायत्रीसे अग्निको 
प्रश्वलित करे और गायत्री-मन्त्रसे उस अग्निमें 
चरू पकावे। गायत्रौसे हौ होम और बलि दे। 
तदनन्तर ब्राह्मणोंको भोजन कराबे॥५२--५६॥ 
मासाधिपति बारह आदित्योकी तु्टिके लिये 
आचार्यको सुवर्ण और गौकी दक्षिणा दे । दिक्पालॉको 
बलि देकर रातमें जागरण करे। उस समय 
बैदपाठ और गीत, कीर्तन आदि करता रहे। इस 
कार अधिवासन-कर्मका सम्पादन करनेपर मनुष्य 
सम्पूर्ण फलॉका भागी होता है॥५७-५९॥ 


इस प्रकार आदि आणेच महारणम 'देवाधिवाल- विधिका वर्णत' नामक 
उनसठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥५१४ 
हिम 


एअ 


जने हिनो दुक ॥ (ऋ सं» ६।१५।६) 


द सदम कार हरु । (नडः २२१७) 
२ असिं यः समिषा सा यि यो अणि डप बो सपत 


त दो देषु नते हि दोष 


३. असिम हवीमभिः सदा क विशपछिम्‌। इय पुर्‌ (ऋ जं० १, सु» १२।२) 
यचच 


ले 


ते जये षः ॥ (पु १। २०) 


५ याव विहे वासुदेचाय धीमहि । ठनो वि प्रचोटकाद्‌। 


१२२ 


4 अस्लियुराण- 


ससम ममननम 


साठवाँ अध्याय 
वासुदेव आदि देवताओंके स्थापनकी साधारण विधि 


श्रीभगवान्‌ हयग्रीव कहते हैं-_ ब्रह्मन्‌! 
पिण्डिकाकी स्थापनाके लिये विद्वान पुरुष मन्दिरके 
गर्भगृहको सात भागों विभक्त करे और ब्रह्मभागे 
'प्रतिमाको स्थापित करे। देव, मनुष्य और पिशाच- 
भागोंमें कदापि उसकी स्थापना नहीं करनी चाहिये। 
अहन! ब्रहाभागका कुछ अंश छोड़कर तथा 
देवभाग और मनुष्य-भागोमेंसे कुछ अंश लेकर, 
उस भूमिमें यलपूर्वक पिण्डका स्थापित करनी 
चाहिये। नपुंसक शिलामें रलनयास करे । नृसिंह 
भन्त्रसे हवन करके उसीसे रलन्यास भौ करे। व्रौहि, 
रल, लोह आदि धातु और चन्दन आदि 
पदार्थको प्वादि दिशाओं तथा मध्यमे बने हुए 
जौ कुण्डॉमें अपनी रुचिके अनुसार छोड़े। 
तदनन्तर इन्द्र आदिके मनतस पूर्वादि दिशाओके 
गर्वको गुणुलसे आवृत्त करके, रलन्यासकौ विधि 
सम्पन्न करनेके पश्चात्‌, गुरु शलाकासहित कुश 
समूहों और “सहदेव' नामक औषधके द्वारा 
प्रतिमाको अच्छी तरह मले और झाड़-पॉछ करे। 
बाहर-भीतरसे संस्कार (सफाई) करके पञ्जगव्यद्वारा 
उसकी शुद्धि को। इसके बाद कुशोदक, नदौके 
जल एवं तीर्थ-जलसे उस प्रतिमाका प्रोक्षण 
करे॥ १-७॥ 

होमके लिये वालुटवारा एक वेदी बनावे, जो 
सब ओरसे डेढ़ हाथकी लंबी-चौड़ी हो। वह 
बेदी चौकोर एवं सुन्दर शोभासे सम्पन्न हो। 
आठ दिशाओमें यथास्थान कलशॉको भी स्थापित 
करे। उन पूर्वादि कलशॉको आठ प्रकारके रंगोंसे | इस प्रकार कहे-' सच्चिदानन्दस्वरूप त्रिविक्रम! 


सुसज्जित करे । तत्पक्षात्‌ अग्नि ले आकर वेदीपर 
उसकी स्थापना करे और कुशकण्डिका सस्कार 
कर्के उस आमे 'त्वमग्ने झुभिः०' (यजु» 
१९। २७) इत्यदि तथा गायत्री-मनरसे समिधाओका 
हवन करे। अष्टाक्षर-मन्खसे अष्टोत्तरशत घौकी 
आहुति दे, पूर्णाहुति प्रदान करे। तत्यक्षात्‌ मूल- 
मनसे सौ बार अभिमत किये गये शान्तिजलको 
आग्रपल्लवोंद्ारा लेकर इषदेवताके भस्तकपर 
अभिषेक करे। अभिषेक-कालमें 'अ्रीक्ष ते 
जलक्ष्मीकष०'" इत्यादि ऋचाका पाठ करता रहे। 
“उत्तिष्ठ ब्रहाणस्पते०' इस मने प्रतिमाको 
उठाकर ब्रहारथपर रखे और "तद्‌ विष्णोः 
इत्यादि मत्रे उरू रदार उसे मन्दिरकी ओर 
ले जाय। वहाँ श्रीहरिकी उस प्रतिमाको शिविका 
(पालकी)-मैं पथराकर नगर आदिमे घुमावे 
और गौत, वाद्य एवं वदमन््की ध्वतिके साथ 
उसे पुनः लाकर मन्दिरे द्वारपर विराजमान 
करे॥ ८-१३॥ 

इसके बाद गुरु सुवासिती सों और बाह्र 
आठ मङ्गल-कलशोके जलसे श्रीहरिको स्नान 
करे तथा गन्ध आदि उपचारे मूल- मन्त्रा 
पूजन केके पक्षात्‌ 'अतो देवाः०' (ऋक्‌ 
१।२२। १६) इत्यादि मनसे वस्त्र आदि अष्टाङ्ग 
अर्घ्य निवेदन करे। फिर स्थिर लगमे पिण्डिकापर 
“देवस्य त्वा'” इत्यादि मन्त्रसे इट्देवताके उस 
अर्चा-विग्रहको स्थापित कर दे। स्थापनाके पश्चात 
इस प्रकार कहे-- सच्चिदाननदस्वरूप त्रिविक्रम! 


(चे लद प्यहो जाके नकल सप म उन्मा सवसो म इवान) (सु+ ३२। २२) 
३. उनि अहण देके । प्रु माः सुरव इन र सचा (यड ३४।५६) 

३ विष्ण पर पदः सदा प्प सुर्य: दिवव चुर्‌» (जुः ६।५) 

(४ देखस्य तया सितुः पृ्ो ह्म्‌ । ने चु गृहाल्यललोशमाध्या जुट गावि ॥ (पञ १।१९) 


+अच्याय ६०० 


१२३ 


ममम ममम ममम 


आपने तीन पोरा समूचीत्रिलोकोको आक्रान्त 
कर लिया था। आपको नमस्कार है।' इस तरह 
'पिण्डिकापर प्रतिमाको स्थापित करके विद्वान्‌ 
पुरुष उसे स्थिर करे। प्रतिमा-स्थिरीकरणके समय 
शुद्धः 3" इत्यदि तथा 'विश्वतक्क्क,०' (यजु 
१७। १९) इत्यादि मनत्रांका पाठ करे। पञ्चगव्यसे 
स्नान कराकर गन्धोटकसे प्रतिमाका प्रक्षालन करे 
और सकलीकरण' करनेके पश्चात्‌ श्रीहरिका 
साङ्गोपाङ्ग साधारण पूजन करे॥ १४-१७ १४ 

उस समय इस प्रकार ध्यान करे--' आकाश 
भगवान्‌ विष्णुका विग्रह है और पृथिवी उसकी 
पीठिका (सिंहासन) है ।' तदनन्तर तजस परमाणुओसि 
भगवानके श्रीविग्रहकी कल्पना करे और कहे- 
“मै पच्चीस ततवे व्यापक जौवका आवाहन 
करुँगा।'॥ १८-१९॥ 

“वह जीव चैतन्यमय, परमानन्दस्वरूप तथा 
जागत, स्वण और सुपुप्ति--इन तीनों अवस्थाओँसे 
रहित है; देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण तथा 
अहंकारसे शून्य है। वह ब्रह्मा आदिसे लेकर 
कौटपर्यन्त समस्त जगतूमें व्याप्त और सबके 
हदयोँमे विराजमान है। परमेश्वर! आप हौ जीव 
चैतन्य हैं; आप हृदयसे प्रतिमा-बिम्बमें आकर 


स्थिर होइये। आप इस प्रतिमा-बिम्बको इसके 
बाहर और भीतर स्थित होकर सजीव कीजिये। 
कला (पाला जीवरूपसे) सम्पूर्ण 

स्थित हैं। वे हो ज्योतिःस्वरूप, 
ज्ञानस्वरूप, एकमात्र अद्वितीय प्रह हैं।' इस 
प्रकार सजीवीकरण करके प्रणवद्वारा भगवानूकों 
जगावे। फिर भगवान्‌के हदयका स्पर्श करके 
पुरुषसूक्तका जप करे। इसे 'सांनिध्यकरण' नामक 
कर्म कहा गया है। इसके लिये भगवान्‌का 
ध्यान करते हुए निम्नाङ्गित गुहा-मन्त्रका जप 
करे ॥ २०-रे४॥ 

“प्रभो! आप देवताओकि स्वामी हैं, संतोष 
वैभव-रूप हैं। आपको नमस्कार है। ज्ञान और 
विज्ञान आपके रूप हैं, व्रहतेज आपका अनुगामी 
है। आपका स्वरूप गुणातीत है। आप अन्तयांमी 
पुरुष एवं परमात्मा हैं; अक्षय पुराणपुरुष हैं; 
आपको नमस्कार है। विष्णो! आप यहाँ संनिहित 
होइये। आपका जो परमतत्व है, जो ज्ञानमय 
शरीर है, यह सब एकत्र हो, इस अर्चाविग्रहमें 
जाग उठे।' इस प्रकार परमात्मा श्रीहरिका सानिध्यकरण 
करके ब्रह्म आदि परिवारॉकी उनके तामसे 
स्थापना करे। उनके जो आयुध आदि हैं, उनकी 


प क सक ध क नेस न ब १ 
३ प सु ला काण ज की है. पहले अलो 


“5 एत कके दाग तिल हाले हके रा एकका के तचा बचाओ आले साध ओकारे तालाथम्पमे एकता काके 
र एकमात्र जगरहिश, तपए, अम, र्र, चिलसव सत्य 5)" है--इस प्रकार अनुभव करे। ताउ परमास्य 
ऑल, मश और कारण इन हीन शीतले रू द-प आरोप करके, अत्‌ एक पर्पत्पा हो सत्य है उसमे 
ए स क जी लन ह. देत व मे नि क ला 

सोक तन्यय (परपत्पमव) हौनेके कारण अवत यह तय पात्री है' और इस दृढ विश हारा 
(इस चतो ' 3 वाणम पए शलौ कर डले! इक बाट चु शरक टिके लिये ना प्रकारसे सकलौकरण 
'कर। ' 3 का उच्चारण अनेक प्र होता हैक को केकल मकार- पर्द उच्चारण होता है, दूसर बिु-प्,तीसण काह- 
पर्वत और चौधा रकि होळ है। फिर उच्चारण बंद हो जानेपर उसको 'शाना' संका होती है। सकलीकरणको क्रिया आए करो 
समय पहले ' 32 का रुक तसे कप उसण करके 'शाल्यतीतकलात्यने सिने न: इस भने व्यापक यास करते 
हए रीका चित करे। फिर रि प्रणव उच्चारण करके किकवा साान्यदेहाय जम: स मजे 
व्यापक करते हुए अपः स्य, अहाजानकप सामान्य देहरा विन करे। किए प्रजया चापा उच्चारण करके 
“ष्का रनक कारणदेहाय नमः १ इस मे रकन करते हुए प्रलय, समु एवं षास स्थित किंचित 
अहिमुंख खल्यकूण कारणदेहका चिन्न करे। किस रका नदर उच्चारण केरामा काय 
जम । इस मलले व्यापक दए सकभ, अर: प्राण तथा के सखू सक शरक चिन्तन करे । फिर प्रका माए 
पर्व उच्चारण करके ' निकृतिकलायौजवैखारीवागत्यने सूले सन: ।' इस भ व्यापक कले हुए पीत भूत एवं उसके 
क्यप स्थूलशगीरका चिन्तन करे। 


भी मुद्रासहित स्थापना करे। वात्रा-सम्बन्धी उत्सव 
तथा वार्षिक आदि उत्सवकी भी योजना करके 
और उन उत्सवॉका दर्शनकर श्रीहरिको अपने 
संनिहित जानना चाहिये। भगवानको नमस्कार, स्तो 
आदिक द्वार उनकी स्तुति तथा उनके अषर 
आदि मनका जप कणे समय भी भगवानूको अपने 
निकट उपस्थित जानना चाहिये॥ २५--२९॥ 
तदनन्तर आचार्य मन्दसे निकलकर हवती 
द्वारपाल चण्ड और प्रचण्डका पूजन करे। फिर 
मण्डपमे आकर गरुङकी स्थापना एवं पूजा करे। 
प्रत्येक दिशामें दिकुपालों तथा अन्य देवताओंका 
स्थापन-पूजन करके गुरु विष्यक्सेनकी स्थापना 
तथा शङ्क, चक्र आदिको पूजा करे। सम्पूर्ण 


पार्षदों और भूतोंको बलि अर्पित करे। आचार्यको 
दक्षिणारूपसे ग्राम, वस्त्र एवं सुवर्ण आदिका 
दान दे। यज्ञोपयोगी द्रव्य आदि आचार्यको अर्पित 
करे। आचार्वसे आधी दक्षिणा ऋत्विजोंको दे। 
इसके बाद अन्य ब्राह्मणॉंको भी दक्षिणा दे और 
भोजन करावे। वहाँ आनेवाले किसी भी ब्राह्मणको 
रोके नहीं, सबका सत्कार करे। तदनन्तर गुरू 
यजमानको फल दे॥ ३०--३४॥ 
भगवद्विपरहकी स्थापना करनेवाला पुरुष अपने 
साथ सम्पूर्ण कुलको भगवान्‌ विष्णुके समीप ले 
जाता है। सभी देवताऑके लिये यह साधारण 
विधि है; किंतु उनके मूल-मन्त्र पृथक-पृथक्‌ 
होते हैं। शेष सब कार्य समान हैं॥ ३५-३६॥ 


हस प्रकार आदि आहय महुरं “वासुदेव आदि देआ स्थापनाके सामन्य विधानका वर्ण ' 
जापक साउवाँ अयव पूरा हुआ# ६०॥ 
~ 
इकसठवाँ अध्याय 
अवभूथस्नान, द्वारप्रतिष्ठा और ध्वजारोपण आदिकी विधिका वर्णन 


श्रीभगवान्‌ हयग्रीव कहते हैं-- ग्रहान्‌! अब 
मैं अवभूथस्नानका वर्णन करता हूँ। "विष्णोर्नु 
कं" वी्याणि०' इत्यादि मन्त्रसे हवन करे। 
इक्यासी पदवाले वास्तुमण्डलमे कलश स्थापित 
करके उनके जलसे श्रीहरिको स्नान करावे। 
सतानके पश्चात्‌ गन्ध, पुष्प आदिसे भगवानूकी 
पूजा करे और बलि अर्पित करके गरका पूजन 
करे। अब मं ड्वारप्रतिष्ाका वर्णन करूँगा। गुरु 
के निम्नभागरमे सुवर्ण रखे और आठ कलशोके 
साथ वहाँ दो गूलरकी शाखाओंको स्थापित करे । 
फिर गन्ध आदि उपचारों और बैदिक आदि 
मनस सम्यक्‌ पूजन करके कुण्डॉमें स्थापित 
अस्निमें समिधा, घी और तिल आदिकी आहुति 
दे। तत्पश्चात्‌ शब्या आदिका दान देकर नीचे 
आधारशक्तिकी स्थापना करे ॥ १-४७ 


दोनों शाखाओंके मूलभागमें चण्ड और प्रचण्ड 
नामक देवताओंकी स्थापना करे। उदुम्बर-शाखाओंकि 
ऊपरी भागे देववृन्दपूजित लक्ष्मीदेवीकी स्थापना 
करके श्रीसूकसे उनका यथोचित पूजन करे। 
ततय ब्रह्माजका पूजन करके आचार्य आदिको 
श्रीफल (नारियल) आदिकी दक्षिणा दे। प्रतिष्ठा 
द्वारा सिद्ध द्वापर आचार्य श्रोहरिकी स्थापना 
करे। मन्दिरकी प्रतिष्ठा 'हत्मतिष्ठा०' इत्यादि 
अनस की जाती है। उसका वर्णन सुनो। वेदीके 
पहले गर्भगृहके शिरोभागमें, जहाँ शुकनासाकी 
समाप्ति होती है, उस स्थानपर सोने अथवा 
चाँदीके बने हुए श्वेत निर्मल कलशकी स्थापना 
करे। उसमें आठ प्रकारके रत, ओषधि, धातु, 
बीज और लोह (सुवर्ण) छोड़ दे। उस सुन्दर 
कलशके कण्ठभागमें वस्त्र लपेटकर उसमें जल 


णो क योन प्लेन र या लिस । क अस्स वरळरायसपोस विणने ला 


(कुर 


१४) 


«अध्याय ६१० 


३२५ 


ौबछबसूूूबस्सरसकस कस स स कक कक क क ढक कक कक कक सस क ऊककककन कर सडक कक कक नस सम 


भर दे और मण्डलमें उसका अधिवासन करे। 
उसमें पल्लव डाल दे। तक्ष्‌ नृसिंह-मनत्से 
अलियें घीकी धारा गिरते हुए होम करे। 
नाएयणतत्तसे प्राणन्यास करे॥ ५--१०॥ 
सुरेधर! प्रासादके उस कलाका बैशजरूपे 
चिन्तन करे। ततश्चा विद्वान्‌ पुरुष सम्पूर्ण प्रासादका 
ही पुरुषकी भाँति चिन्तन करे। तदनन्तर नौचे 
सुवर्ण देकर तत्त्वभूत कलशकी स्थापना करे। गुरु 
आदिको दक्षिणा दे और ब्राह्मण आदिको भोजन 
'करावे। ततप वेदीके चारों ओर सूत या माला 
लपेटे। उसके ऊपर कष्ठभागरमे सब ओर सूत अथवा 
'बन्दनवार बाँधे और उसके भी कपर ' विमलामलसार' 
नामक पुष्पहार या बन्दनवार मन्दिरे चारों ओर 
'ाँधे। उसके ऊपर 'वृकल' तथा उसके भी ऊपर 
आदि सुदर्शनचक्र बनावे। वहीं भगवान्‌ वासुदेवकी 
गहु मूर्ति निवेदित करे। अथवा पहले कलश 
और उसके ऊपर उत्तम सुदर्शनचक्रकी योजना 
करे। ब्रहान्‌! वेदीके चारो ओर आठ विष्नेश्वरॉकी 
स्थापना करनी चाहिये। अथवा चार दिशाओंमें 
चार हौ विधन स्थापित किये जाने चाहिये। 
अब गरुडध्वजारोपणकी विभि बताता हूँ, जिसके 
होनेसे भूत आदि नष्ट हो जाते हँ॥११-१६॥ 
'रासाद-बिम्यके वयम जितने परमाणु होते 
हैं, उतने सहस वर्षोतक मन्दिर-निर्माता पुरुष 
विष्णुलोकमें निवास करता है। निष्पाप ब्रहाजी ! 
जब वायुसै ध्वज फहराता है और कलश, वेदी 
तथा प्रासादबिम्बके कण्ठको आवेष्टित कर लेता 
है, तब प्रासादकर्ताको ध्वजारोपणकी अपेक्षा भी 
कौटिगुना अधिक फल प्राप्त होता है, ऐसा 
समझना चाहिये। पताकाको प्रकृति जानो और 
दण्डको पुरुष। साथ ही मुझसे यह भी समझ लो 
कि प्रासाद (मन्दिर) भगवान्‌ वासुदेवकी मूर्ति 
है। मन्दिर भगवान्को धारण करता है, यही 
उसमें धरणीतत्व है, ऐसा जानो। मन्दिस्के भीतर 
जो शूऱ्य अवकाश है, वही उसमें आकाशतत्व 


है। उसमें जो तेज या प्रकाश है, वही अग्नितत्व 
है और उसके भीतर जो हवाका स्पर्श होता है, 
बही उसमें वायुतत्व है॥ १७--२०॥ 

पाषाण आदियें ही जो जल है, वह पार्थिव जल 
है। उसमे पृथ्वीका गुण गन्ध विद्यमान है। प्रतिष्वनिसे 
जो शब्द प्रकट होता है, वही वहाँका शब्द है। 
हेमं कठोरता आदिका जो अनुभव होता है, वही 
चहो स्पर्श है। शुक्ल आदि वर्ण रूप है। आहादका 
अनुभव करानेवाला रस हो वहाँ रस है। धूप 
आदिकी गन्ध हो वहाँकी गन्ध है। भेरी आदियें 
जो नाद प्रकट होता है, वही मानो वागिन्द्रियका 
कार्य है। इसलिये वहीं वागिन्द्रियकी स्थिति है। 

शुकनासामें नासिकाकी स्थिति है। दो भद्रात्मक 
चुजाएँ कही गयी हैं। शिखरपर जो अण्ड-सा बना 
रहता है, बही मस्तक कहा गया है और कलशको 
केश बताया गया है। प्रासादका कण्ठभाग ही उसका 
कण्ठ जानना चाहिये। वेदीको कंधा कहा गया 
है। दो नालियं गुदा और उपस्थ बतायी गयी हैं। 
मन्दिरपर जो चूना फेय गया है, उसीको त्वचा नाम 
दिया गया है। द्वार उसका मुँह है और प्रतिमाको 
मन्दिरका जीवात्मा कहा गया है। पिण्डिकाको 
जौवकी शक्ति समझो और उसकी आकृतिको 
प्रकृति॥ २१--२५॥ 

तिश्चलता उसका गर्भ है और भगवान्‌ केशव 
उसके अधिष्टाता। इस प्रकार ये भगवान्‌ विष्णु ही 
साक्षात्‌ मन्दिररूपे खड़े हैं। भगवान्‌ शिव 
उसकी जंघा हैं, ब्रह्मा स्कन्धभागमें स्थित हैं और 
ऊर्ध्वभागमें स्वयं विष्णु विराजमान हैं। इस प्रकार 
स्थित हुए प्रासादकी ध्वजरूपसे जो प्रतिष्ठा की 
गयी है, उसको मुझसे सुनो। शस्त्ादिचिहित 
ध्वजका आरोपण करके देवताओंने दैत्यॉंको 
जीता है। अण्डके ऊपर कलश रखकर उसके 
| ऊपर ध्वजकी स्थापना करे। ध्वजका मान बिम्बके 
'मानका आधा भाग है। ध्वजदण्डकी लंबाईके 
(एक तिहाई भागसे चक्रका निर्माण कराना चाहिये। 


१२६ 


2 अ्तिपुराण- 


न 


चह चक्र आठ या बारह अरॉका हो और उसके 
मध्यभागे भगवान्‌ नृसिंह अथवा गरुडको मूर्ति 
हो। ध्वज-दण्ड टूटा-फूटा या छेदवाला न हो। 
प्रासादकी जो चौड़ाई है, उसीको दण्डकी लंबाईका 
मान कहा गया है। अथवा शिखरके आधे या एक 


तिहाई भागसे उसकी लंबाईका अनुमान करना | सम्पूर्ण 


चाहिये। अथवा वाकी लंबाईसे दुन बड़ा दण्ड 
नाना चाहिये। उस ध्वज-दण्डको देवमन्दिरपर 
ईशान या वायव्यकोणकी ओर स्थापित करता 
चाहिये ॥ २६--३२॥ 

उसकी पताका रेशमी आदि वस्वॉसे विचित्र 
'शोभायुक्त बनावे। अथवा उसे एक रंगकी ही बनावे। 
यदि उसे घण्ट, चैवर अथवा छोटी-छोटी घॉटियोंसे 
विभूषित करे तो वह पापोंका नाश करनेवाली होती 
है। दण्डके अग्रभागसे लेकर भूमितक लंबा जो एक 
सब है, उसे 'महाध्यज' कहा गया है।यह सम्पूर्ण 
मनोरथोको देनेवाला है। जो उससे एक चौथाई 


बराबर होना चाहिये। चक्र, दण्ड और ध्वज-- 
इन सबका अधिवासनकी विधिसे देवताकी ही 
भौत सकलौकरण करके मण्डप-स्तान (मण्डपमें 
जहलानेकी क्रिया) आदि सब कार्य करे। 
'नेत्रोन्मीलन"को छोड़कर पूर्वो सब कमका 
अनुष्ठान करे। आचार्यको चाहिये कि वह इन 
सबको विधिवत शब्यापर स्थापित करके इनका 
अधिवासन करे॥ ३३--३७॥ 

तदनन्तर विद्वान्‌ पुरुष “सहरूशीर्ष»' (यजु० 
अ० ३१) इत्यादि सूकका ध्वजाङ्कित चक्रमे 
न्यास करे तथा सुदर्शन-मन्त्र एवं 'मनस्तत्व"का 
न्यास करे। यह “मन' रूपसे उस चक्का हो 


१सजीवीकरण' कहा गया है। सुरे! बारह 
अरोमे क्रमशः -केशव आदि मूर्तयोका न्यास 
करना चाहिये। गुरु चक्रकी नाभि, कमल एवं 
तिनेमियोंमें तत्वॉका नयास करे। कमले नृसिंह 
अथवा विश्वरूपका निवेश करे। दण्डमें जीवसहित 
सूजातमाक न्यास करे। ध्वजमें ्रोहरिका 
ध्यान करते हुए निष्कल परमात्माका निवेश करे। 
उनकी बलाबलारूपा व्यापिनी शक्तिका ध्वजके 
रूपम ध्यान करे। मण्डपमें उसकी स्थापना और 
पूजा करके कुण्डम हवन करे। कलशं सोनेका 
डुकड़ा और पञ्चरल डालकर अस्ब-मन्तरसे चक्की 
स्थापना करे। तदन स्वर्णचक्रको नौचेसे पा 
सम्पलावित करके नेत्रपटसे आच्छादित करे। तदार 
चक्का निवेश करे और उसके भीतर श्रीहरिका 
स्मरण करे॥ ३८--४४॥ 

"३ क्षीं नृसिहाय जमः ।'-इस मन्त्रसे श्रीहरिको 
स्थापना और पूजा करे। तदनतर बन्धु-बान्धवॉसहित 
अजमान ध्वज लेकर दही-भातसे युक पातम 
ध्यजका अग्रभाग डाले। आदिमे (७) और 
अततम 'फट्‌' लगाकर 'ॐ फद' इस मन्त्रसे 
्वजका पूजन करे। तत्पक्षात्‌ उस पात्रको सिरपर 
रखकर नारायणका बारबार स्मरण करते हुए 
वाद्योंकी ध्वनि और मङ्गलपाठके साथ परिक्रमा 
करे। तदनन्तर अष्टकषर-मन्तरसे ध्वजदण्डकी स्थापना 
करे। विद्वान्‌ पुरुष 'मुञ्चामि त्वा' (ऋक्० 
१८।१६१। १) इस सूक द्वारा ध्वजको फहराते। 
दविजको चाहिये कि वह आचार्यको पात्र, ध्वज 
और हाथी आदि दान करे। यह ध्वजारोपणको 
साधारण विधि बतायो गयी है॥ ४५--४९॥ 

जिस देवताका जो चिह है, उससे यु 
ध्वजको उसी देवताके मने स्थिरतापूर्वक स्थापित 
करे। मनुष्य ध्वज-दानके पुष्यसे स्वर्गलोकमे जाता 
है तथा वह पृष्वीपर बलवान्‌ राजा होता है॥५०॥ 


इस प्रकार आदि आष महानुशाण्मे “अवस्त तिष्ठा और ध्वजारोपण आदिको 
विधिका वर्णन नामका इकसठका अध्याय पूरा हुआ ६१॥ 
Pe 


9 अध्याय ६२० 


१२७ 


बासठवाँ अध्याय 


लक्ष्मी आदि देवियोंकी 
भगवान्‌ कहते हैं--अब मैं सामूहिक 
रूपसे देवता आदिकी प्रतिष्ठाका तुमसे वर्णन 
करता हूँ। पहले लक्ष्मीक, फिर अन्य देवियोके 
समुदायको स्थापनाका वर्णन कहूगा। पूर्ववर्ती 
अध्ययोमें जैसा बताया गया है, उसके अनुसार 
मण्डप-अभिषेक आदि सारा कार्य करे। तत्पश्चात्‌ | 
भद्रपीठपर लक्ष्मीकी स्थापना करके आठ दिशाओमें 
आठ कलश स्थापित करे। देवीकौ प्रतिमाका 
चौसे अध्यञ्जन करके मूल-मन्त्रदवारा पञ्चगव्यसे 
उसको स्नान करावे। फिर ' 
इत्यादि मन्त्रसे लक्ष्मीजीके दोनों नेत्रॉका उन्मीलन 
करे। 'तां म आ वह०'' इत्यादि मन्त्र पढ़कर 
देवीके लिये मधु, घी और चीनी अर्पित करे। 
तत्पक्ष ' अश्चपूरवाम्‌०'' इत्यादि मे पूर्ववर्ती 
'कलशके जलह्वारा श्रीदेवीका अभिषेक करे। "कां 
सोउस्मिताम्‌०'" इस मन्त्रको पढ़कर दक्षिण 
कलशसे ' चनं प्रभासाम्‌०"' इत्यादि मन्त्रका 
उच्चारण करके पश्चिम कलशसे तथा 
'आदित्यवर्णे०"" इत्यादि मन्त्र बोलकर उत्तरवर्ती 
'कलशसे देवीका अभिषेक करे॥ १-५॥ 


प्रतिष्ठाकी सामान्य विधि 

“उतु घाम" इत्यादि मन््रका उच्चारण करके 
आल्ेय कोणके कलशसे, “श्षुत्पपासामलाम्‌--*' 
इत्यादि मन्त्र बोलकर नैऋत्यकोणके कलशसे 
“गन्धद्वारां दुराधर्षाम्‌०'" इत्यादि मन्त्रको पढ़कर 
वायव्यकोणके कलशसे तथा ५मनसः 


करे। 'कर्दमेन प्रजा भूता०" इत्यादि मत्से 
सुवर्णमय कलशके जलसे देवीके मस्तकका 
अभिषेक करे। तदनन्तर 'आपः सुजन्तु०५' 
इत्यादि ममन्त्रसे इक्यासी कलो श्रीदेवीकी 
प्रतिमाको स्नान करावे ॥ ६-७॥ 

तत्‌ (्री-प्रिमको शुद्ध वस्रे पॉछकर 
सिंहासनपर विराजमान करे और वस्त्र आदि 
समर्पित कलेके बाद) ' आह पुष्करिणीम्‌०"' इस 
मनसे गन्ध अर्पित करे। आई यः करिणीम्‌" 
आदिसे पुष्प और माला चढ़ाकर पूजा करे। 
इसके बाद 'ताँ म आ वह जातवेदो०"' इत्यादि 
मनसे और' आनन्द०"" इत्यादि श्लोकसे अखिल 
उपचार अर्पित करे॥८॥ 


पा 


च्य 
का सोऽस्मा णका जवली तछ्‌ प्रा पर्ण 


सुन्तला ज ललल लस्य 


हो 
जरा रेके गरतं तां वूणे॥ 


“आयन्ती०' आदि मनसे श्री-प्रतिमाको | 
शव्यापर शयन करावे। फिर शीसे संनिधीकरण 
करे और लक्ष्मी (श्री) बीज (श्री)-से चित्‌- 
शक्तिका विन्यास करके पुनः अर्चना करे। इसके 
बाद श्रीसूछसे मण्डपस्थ कुण्डॉमें कमलों अधवा| 
करवीर-पुष्पॉका हवन करें। होमसंख्या एक 
हजार या एक सौ होनी चाहिये। गृहोपकरण 
आदि समस्त पूजन-सामग्री आदितः शरसूके| 
मनसे ही समर्पित करे। फिर पूर्ववत्‌ पूर्णरूपसे 
प्रासाद-संस्कार सम्पन्न करके माता लक्ष्मोके 


लिये पिण्डिका-निर्माण करे। तदनन्तर उस 
'पिण्डिकापर लक्ष्मीकी प्रतिष्ठा करके श्रीसूकतसे 
संनिधोकरण करते हुए, पूर्ववत्‌ उसकी प्रत्येक 
ऋचाका जप करे॥९-१२॥ 

'मूल-मन्त्रसे चित्‌-शक्तिको जागत करके पुनः 
संनिधीकरण करे। तदनन्तर आचार्य और ब्रह्मा 
तथा अन्य ऋत्विज ब्राह्मणको भूमि, सुवर्ण, 
बस्तर, गौ एवं अन्तादिका दान करे। इस प्रकार 
सभी देवियोंकी स्थापना करके मनुष्य राज्य और 
स्वर्ग आदिका भागी होता है॥ १३-१४॥ 


इस प्रकार आदि आलोक महापुराणमे “लक्ष्मी आदि देवयो अतिकके सामान्य विधानका वर्णन” 
तमक बासवा अध्याय पूरा हुआ॥६२# 


me 
तिरसठवाँ अध्याय 
विष्णु आदि देवताओंकी प्रतिष्ठाकी सामान्य विधि तथा पुस्तक-लेखन-विधि 


श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- इस प्रकार विनतानन्दन 
गरुड, सुदर्शनचक्र, ब्रह्मा और भगवान्‌ वृसिंहकी 
प्रतिष्ठा भी उनके अपने-अपने मनसे विष्णुको 
ही भाति करनी चाहिये; इसका श्रवण करो ॥ १॥ 

'ॐ सुदर्शन महाचक्र शान्त दुष्ट्रभयंकर, 
छिन्यिच्िन्धि भिन्धि भिन्धि विदारय विदारय 
परमन्त्रान्‌ ग्रस ग्रस भक्षय भक्षय भूतांस्वासय 
आसय हुँ फद्‌ सुदर्शनाय नमः ।' 

इस मन्त्रे चक्रका पूजन करके वीर पुरुष 
यदे शबुओंको विदीर्ण कर डालता है॥ २-३॥ 

“अ कषँ नरसिंह उग्ररूप च्वल ज्वल प्रन्चल 
प्रश्वल स्वाहा।' 

यह नरसिंहभगवानका मन्त्र है। अब मैं तुमको 
पाताल-नृसिंह-मन्त्रका उपदेश करता हँ - ॥ ४-५॥ 

"ॐ षँ नमो भगवते नरसिंहाय प्रदीप्तसूर्य- 
कोटिसहस्रसमतेजस तरनखदठयुथय स्फुटविकट- 


सर्वमनोत्तारणाय एह्रोहि भगवन्तरसिंह पुरुष परापर 


खहा सत्येन स्फुर स्फुर विजृम्भ विजृम्भ 
आक्रम आक्रम ग्ज गर्ज मुझ मुझ सिंहनाद 
विदारय विदारय विद्ञावय विद्राययाऽऽचिशाऽऽविश 
सर्वमत्ररूपाणि मन्तरजातीक्ष हन हन 
ख्छिन्द्च्छन्द संक्षिप संक्षि दर दर दारय 
दारय स्फुट स्फुट स्फोटय स्फोटय 
ज्वालामालासंघातमय सर्वतो ऽनन्तज्चालावज्ाशनि- 
चक्रेण सर्वपातालानुत्सादयोत्सादय 
सबँतोउनन्तन्चालावन्रशरपञ्जरेण सर्व- 
पातालान्यरिवारय परिवारय सर्वपातालासुरवासिनाँ 
इदयान्याकर्षया55कर्षय शीघ्र दह दह पच पच 
अथच मथ शोषय शोषय निकृन्तय निकृन्तय 
'जाबद्यावन्‍्मे वशमागता: पातालेभ्यः ( फद्सुरेभ्यः 
'फण्मन्त्ररूपेध्यः फण्‌मन्त्रजातिभ्यः फद्‌ संशयान्मां 
भगवन्तरसिंहरूप विष्णो सर्वाद्यः) 
सर्वमन्रूकेभ्यो रक्ष रक्ष हुँ फण्तमो नमस्ते॥ ६॥ 

यह अ्रोहरिस्वरूपिणो नृसिंह-विद्या है, जो 
अर्थसिद्धि प्रदान करनेवाली है। त्रैलोक्यमोहन 


«अध्याय 
= 


श्रीविष्णुकी त्रैलोक्यमोहन मन्त्रसमूहसे प्रतिष्ठा 
करे। उनके द्विभुज विग्रहके वाम हस्ठमें गदा और 
दक्षिण हस्तमें अभयमुद्रा होनी चाहिये। यदि 
चतुर्भुज रूपको प्रतिष्ठा कौ जाय, तो दक्षिणोर्घ्व 
हस्तमें चक्र और वामोर्ध्वे पाञ्चजन्य शङ्क होना 
चाहिये। उनके साथ श्रो एवं पुष्टि, अथवा 
बलराम, सुभद्राको भी स्थापना करनी चाहिये। 
विष्णु, वमन, वैकुण्ठ, हयग्रीव और अनिरुद्धकी 
्रासादमें, घरमें अथवा मण्डपमें स्थापना करनी 
चाहिये। मत्स्यादि अवतारोंको जल-शय्यापर 
स्थापित करके शयन करावे । संकर्षण, विश्वरूप, 
रुदरमूर्तिलिङ्ग, अर्धनारीश्वर, हरिहर, मातृकागण, 
भैरव, सूर्य, ग्रह, विनायक तथा इन्द्र आदिके 
द्वारा सेवनीया गौरी, चित्रजा एवं 'बलाबला' 
विद्याकी भी उसी प्रकार स्थापना करनी 
चाहिये॥ ७--१२॥ 

अब मैं प्रन्थकी प्रतिष्ठा और उसकी लेखन- 
विधिका वर्णन करता हूँ। आचार्य स्वस्तिक- 
मण्डलमें शरयन्त्रके आसनपर स्थित लेख्य, लिखित 
पुस्तक, विद्या एवं श्रीहरिका यजन करे। फिर 
यजमान, गुरु, विद्या एवं भगवान्‌ विष्णु और 
लिपिक (लेखक) पुरुषकी अर्चना करे। तदनन्तर 
पूर्वाभिमुख होकर पश्चितीका ध्यान करे और 
चाँदीकी दावातमें रखो हुई स्याही तथा सोनेको 
कलमसे देवनागरी अक्षरोमे पाँच श्लोक लिखे। 
फिर ब्राहाणोको यथाशक्ति भोजन कराबे और 
अपनी सामथ्यके अनुसार दक्षिणा दे। आचार्य, 
विद्या और श्रीविष्णुका पूजन करके लेखक पुराण 


१२९ 


आदिका लेखन प्रारम्भ करे। पर्ववत्‌ मण्डल 
आदिके द्वारा ईशानकोणमें भद्रपीठपर दर्पणके 
पर पुस्तक रखकर पहलेकी ही भौति कलशोंसे 
सेचन करे। फिर यजमान नेत्रोन्मीलन करके 
शय्यापर उस पुस्तकका स्थापन करे। तत्पश्चात्‌ 
ुस्तकपर पुरुषसूक्त तथा वेद आदिका न्यास 
करे॥ १३-१८॥ 

तदनतर प्राण-प्रतिष्ठा, पूजन एवं चरहोम 
करके, पूजनके पश्चात्‌ दक्षिणासे आचार्य आदिका 
सत्कार करके ब्राहाण- भोजन करावे। उस प्रन्थको 
रथ या हाथीपर रखकर जनसमाजके साथ नगरम 
चुमावे। अन्तम गृह या देवालयमे उसे स्थापित 
करके उसकी पूजा करे। ग्रन्थको चसे आवेषित 
करके पाठके आदि-अन्तमें उसका पूजन करे। 
'पुस्तकवाचक विश्वशान्तिका संकल्प करके एक 
अध्यायका पाठ करे। फिर गुरु कुम्भजलसे 
(यजमान आदिका अभिषेक करे। ब्राहणको पुस्तक- 
दान करोसे अनन्त फलकी प्राप्ति होती है। 
गोदान, भूमि-दान और विद्यादान-ये तीन 
अतिदान कहे गये हैं। ये क्रमशः दोहन, वपन 
और पाठमात्र करनेपर नरकसे उद्धार कर देते हैं। 
'मसीलिखित पत्र-संचयका दान विद्यादानका फल 
देता है और उन पत्रोंकी एवं अक्षरोंकी जितनी 
संख्या होती है, दाता पुरुष उतने ही हजार 
वर्षोतक विष्णुलोकमें पूजित होता है। पञ्चरात्र, 
पुराण और महाभारतका दान करनेवाला मनुष्य 
अपनी इक्कीस पौढ़ियोंका उद्धार करके परमतत्वमें 
विलीन हो जाता है॥ १९-२६॥ 


इल प्रकार आदि आण्तेय महगुराणमं विष्णु आदि देशठाओकी पिकी सामान्य विधिका वणन" 
जामक तिरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ६३४ 
ee 


१३० 


= असतु = 


ड 


चौंसठवाँ अध्याय 
कुआँ, बाबड़ी और पोखरे आदिकी प्रतिष्ठाकी विधि 


श्रीभगवान्‌ कहते हैं- ब्रह्‌! अब मै कूप, 
वापी और तडागकी प्रतिष्ठाकी विधिका वर्णन 
करता हुँ, उसे सुनो। भगवान्‌ श्रोहरि ही जलरूपसे 
देबश्रेष्ठ सोम और वरुण हुए हैं। सम्पूर्ण विश्व 
अग्नीषोममय है। जलरूप नारायण उसके कारण 
हैं। मनुष्य वरुणकी स्वर्ण, रौप्य या रलमयी 
'प्तिमाका निर्माण करावे। वरुणदेव द्विपुज, हंसारूढ 
और नदी एवं नालॉसे युक्त हैं। उनके दक्षिण- 
हस्तमें अभयमुद्रा और बाम-हस्तमें नागपाश 
सुशोभित होता है । यज्ञमण्डपके मध्यभागमें कुण्डसे 
सुशोभित वेदिका होनी चाहिये तथा उसके तोरण 
(पूर्व-द्वार)-पर कमण्डलुसहित वरुण-कलशकी 
स्थापना करनी चाहिये। इसी तरह भटक (दक्षिण- 
ड्वार), अर््चन्द्र (पश्षिम-द्वार) तथा स्वस्तिक 
(उत्तर-द्वार)-पर भी वरुणकलशॉकी स्थापना 
आवश्यक है। कुण्डमे अधिका आधान करके 
पूर्णाहुति प्रदान करे॥ १--५॥ 

“ये ते शतं वरुण०' आदि मनसे स्तानपीठपर 
चरुणकी स्थापना करे। तत्पक्षात्‌ आचार्य मूल- 
मनका उच्चारण करके, वरुण देवताकी प्रतिमाको 
यहीँ पधराकर, उसमें घृतका अभ्यङ्ग करे। फिर 
"श॑ नो देवी०' (अथर्व० १।६।१; शुरू यजु० 
३६।१२) इत्यादि मन्त्रसे उसका प्रक्षालन करके 
“शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो०' (शुः यजु० 
२४।३) आदिसे पवित्र जलद्वारा उसे स्नान 
'करावे। तदनन्तर स्नानपीठकी पूर्वादि दिशाओंमें 
आठ कलशॉका अधिवासन (स्थापन) करे। इनमेंसे 
पूर्ववर्ती कलशमें समदे जल, आग्नेयकोणवर्ती 
कुम्भे गङ्गाजल, दक्षिणके कलशे वाके जल, 
ते#त्यकोणवाले कुम्भमें झरनेके जल, पश्चिमवाले 
'कलशमे नदीके जल, वायव्यकोणमें नदके जल, 


उत्तर-कुम्भमें औद्धिज (सोते)-के जल एवं 
ईंशानवर्ती कलश तर्के जलको भरे। उपर्युक्त 
विविध जल न मिलनेपर सब कलशॉमें नदीके 
ही जलको डाले। उक्त सभी कलशॉको "यासां 
राजा०' (अथर्व १।३३।२) आदि मन्रसे 
अभिमन्त्रित करे। विद्वान्‌ पुरोहित वरुणदेवका 
"सुमित्रिया०' (शुp यजु० ३५। १२) आदि मन्त्रसे 
मार्जन और निर्मञ्छन करके, "चित्रं देवानां०' 
(सु यजु» १३।४६) तथा 'तच्चक्षुदेंवहित॑०' 
(शुर यजु० ३६। २४)-इल मन््ोसे मधुरत्रय 
(शहद, घी और चीनी) द्वारा वरुणदेवके नेका 
उन्मीलन करे। फिर वरुणकी उस सुवर्णमयी 
्रतिमामें ज्योतिका पूजन करे एवं आचार्यको 
गोदान दे॥ ६-१० ई ॥ 

तदनन्तर " समुहच्थेषठा:०' (ऋक्‌० ७।४९। १) 
आदि मन्त्रके द्वारा वरुणदेवताका पूर्व-कलशके 
जलसे अभिषेक करे। "समुरं गच्छ०' (यजु 
६।२१) इत्यादि मन्त्रके द्वार अग्निकोणव्ती 
कलशके गङ्गाजलसे, सोमो धेनु०' (शु० यजु० 
३४।२१) इत्यादि मरे दवार दक्षिण-कलशके 
अर्षाजलसे, 'देवीरापो०' (शुः यजु० ६।२७) 
इत्यादि मन्त्रके द्वारा नैऋत्यकोणवर्ती कलशके 
तिइर-जलसे पञ्च नद्ः०' (शुः यजु० ३४। ११) 
आदि मन्तरके द्वारा पक्षिम-कलशके नदी-जलसे, 
“उद्भदाभशः०' इत्यादि मन्त्रे द्वारा उतरवरती 
कलराके उद्धिज-जलसे और पावमानो ऋचाके 
द्वारा ईशानकोणवाले कलशके तीर्थ-जलसे वरुणका 
अभिषेक करे। फिर यजमान मौन रहकर ' आपो 
हि ठा०' (शु० यजुः ११।५०) मन्त्रके द्वारा 
पश्चगव्यसे, “हिरण्यवर्णा०' (श्रीसूछ)-के द्वारा 
स्वर्ण-जलसे, 'आषो अस्मान्‌ ' (ु० यजु० ४। २) 


+अध्याय ६४+ 


मन्त्रके द्वारा वर्षाजलसे, व्याइतियोंका- उच्चारण 
करके कूप-जलसे तथा 'आपो देवी:०' (शु» 
'यजु» १२।३५) मन्त्रके द्वारा तड़ाग-जल एवं 
'तोरणवर्ती वरुण-कलशके जलसे वरुणदेवको 
स्नान करावे। 'वरुणस्योत्तम्भनमसि०' (शुरू 
'यजु० ४। ३६) मनते द्वारा पर्वतीय जल (अर्थात्‌ 
झरोके पानी)-से भरे हुए इक्यासी कलशोंट्ारा 
उसको स्नान करावे । फिर ' त नो आगे वरुणस्य०' 
(शु० यजु० २१।३) इत्यादि मन्त्रसे अर्घ्य प्रदान 
'करे। व्याहतियोंका उच्चारण करके मधुपर्क, 
“बृहस्पते अति यदर्यो०' (सु यजु» २६।३) 
मनत्रसे वस्त्र, 'इम मे वरुण:०' (शुः यजु+ 
२१।१) इस मन्त्रसे पवित्रक और प्रणवसे 
उत्तरीय समर्पित करे॥ ११--१६॥ 

बारुणसूकतसे वरुणदेवताको पुष्प, चव, दर्पण, 
छत्र और पताका निवेदन करे। मूल-मन्त्रसे 
“उचिष्ठ' ऐसा कहकर उत्थापन करे । उस रात्रिको 
अभिवासन करे। "वरुणं वा०' इस मन्त्रसे 
संनिधीकरण करके वरुणसुक्तसे उनका पूजन 
करे। फिर मूल-मन्त्रसे सजौवीकरण करके चन्दन 
आदिद्वारा पूजन करे। मण्डलम पूर्ववत्‌ अर्चना 
कर ले। अगििकुण्डमें समिधाओंका हवन करे। 
वैदिक मनसे गङ्गा आदि चारों गौऑका: दोहन 
करे। तदनन्तर सम्पूर्ण दिशाओंमें यवनिर्भित चरुकी 
स्थापना करके होम करे। चरको व्याइति, गायती 
या मूल-मनत्रसे अभिमन्त्रित करके, सूर्य, प्रजापति, 
दिव्‌, अन्तक-निग्रह, पृथ्वी, देहभृत, स्वधृति, 
रति, रमती, उग्र, भीम, रौद, विष्णु, वरुण, धता, 
रायस्पोष, महेन्द्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, 
चायु, कुबेर, ईश, अनन्त, ब्रह्मा, राजा जलेश्वर 
(वरुण)-इन नामॉका चतुथ्यन्तरूप बोलकर, 
अन्तरमे स्वाहा लगाकर बलि समर्पित करे। "इद 
विष्णु:०' (शु० यजु०५। १५)और "तद्‌ विप्रासो०' 


६३ 


(शुरू बजु० ३४।४४)-इन मन्त्रोसे आहुति दे। 
“सोमो धेनुम्‌०' (शु० यजु० ३४। २१) मनसे छः 
आहुतियाँ देकर ‘इमं मे वरुण:०' (शु० यजुः 
२१।१) मन्त्रसे एक आहुति दे।' आपो हि ष्ठा०' 
(शुक्ल यजु० ११।५०--५२) आदि तीन ऋचाओंसे 
तथा “मा रूद्र०' इत्यादि मन्त्रसे भौ आहुतियाँ 
दे॥१७--२५॥ 

फिर दसों दिशाओमें बलि समर्पित करे और 
गन्ध-युष्प आदिसे पूजन करे। तत्वात विद्वान्‌ 
पुरुष प्रतिमाको उठाकर मण्डलमें स्थापित करे 
तथा गन्ध-पुष्प आदि एवं स्वर्ण-पुष्प आदिके 
द्वारा क्रमशः उसका पूजन करे। तदनन्तर श्रेष्ठ 
आचार्य आठौं दिशाओमें दो बित्ते प्रमाणके 
जलाशय और आठ बालुकामयी सुर्य वेदियोँका 
निर्माण करे। 'वरुणस्थ०' (यजु० ४। ३६) इस 
अनरे घृत एवं यवनिर्मित चरुकी पृथक्‌-पृथक्‌ 
एक सौ आठ आहुतियाँ देकर शान्ति-जल ले 
आवे और उस जलसे वरुणदेवके सिरपर अभिषेक 
'करके सजीवीकरण करे । वरुणदेव अपनी धर्मपत्नी 
गौरीदेवीके साथ विराजमान नदी-नदोंसे घिरे हुए. 
ह-इस प्रकार उनका ध्यान करे। ' ॐ वरुणाय 
जमः॥' मन्त्रसे पूजन करके सांनिध्यकरण करे। 
त्रात वरुणदेवको उठाकर गजराजके पृष्टदेश 
आदि सवारियोँपर मङ्गल-द्रव्यॉसहित स्थापित 
करके नगरमें भ्रमण करावे। इसके बाद उस 
वरुणमूर्तिको 'आषो हि ष्ठा०' आदि मन्त्रका 
उच्चारण करके त्रिमधुयुक्त कलश-जलमें रखे 
और कलशसहित वरुणको जलाशयके मध्यभागमें 
सुरक्षितरूपसे स्थापित कर दे॥ २६--३१॥ 

इसके बाद यजमान स्नान करके वरुणका 
ध्यान करे। फिर ब्रह्मण्ड-संजञिका सृष्टिको अग्निबीज 
(र)-से दग्ध करके उसकी भस्मराशिको जलसे 
प्लावित करनेकी भावना करे। "समस्त लोक 


जलमय हो गया है'-ऐसी भावना करके उस 
जलमें जलेश्वर वरुणका ध्यान करे। इस प्रकार 
जलके मध्यभागमें वरुणदेवताका चिन्तन करके 
वहाँ यूपकी स्थापना करे। यूप चतुष्कोण, अष्टकोण 
या गोलाकार हो तो उत्तम माना गया है। उसकी 
लंबाई दस हाथकी होनी चाहिये। उसमें उपास्यदेवताका 
परिचायक चिह हो। उसका निर्माण किसी यज्ञ- 
सम्बन्धी वृक्षक कासे हुआ हो। ऐसा ही यूप 
कूपके लिये उपयोगी होता है। उसके मूलभागये 
हेममय फलका न्यास करे। वापीमें पंद्रह हाथका, 
पुष्करिणीमें बीस हाथका और पोखरेमें पचीस 
हाथका यूपकाष्ठ जलके भीतर निवेशित करे। 
यज्ञमण्डपके प्राङ्गणमे 'यूप ग्रहा०' आदि मनसे 
'यूपकी स्थापना करके उसको वस्तरॉसे आवेष्टित 
करे तथा यूपके ऊपर पताका लगावे। उसका गन्ध 
आदिसे पूजन करके जगत्के लिये शान्तिकर्म 
करे। आचार्यको भूमि, गौ, सुवर्ण तथा जलपात्र 
आदि दक्षिणामें दे। अन्य ग्राहाणोको भी दक्षिणा 


दे और समागत जनॉंको भोजन कराये। 


आग्रहास्तम्बपर्यन्त ये केचित्सलिलार्थिन: 

ले तृप्तिमुपणच्छन्तु तडागस्थेन वारिणा॥ 

“ब्रह्मे लेकर तृण- पर्यन्त जो भी जलपिपासु 
है, वे इस तडागमें स्थित जलके द्वारा तृष्तिको 
प्रपत हों।'--ऐसा कहकर जलका उत्सर्ग करे 
और जलाशय पञ्चगव्य डाले॥ ३२--४०॥ 

तदनतर ' आपो हि छ०' इत्वा तीन ऋचाओे 
ब्रहमणोदवार सम्पादित शान्ति-जल तथा पवित्र तीर्थ- 
जलका निक्षेप करे एवं ्रहाणोको गोवशका दान 
को। सर्वसाधारणके लिये बेरेक-टेक अन-वितरणका 
रन्ध कावे। जो मनुष्य एक लाख अश्चमेध यज्ञॉका 
अनुहान करता है तथा जो एक बार भी जलाशयकी 
अति करता है, उसका पुण्य उन यज्ञॉकी अपेक्षा 
हजारे गुना अधिक है। वह स्वर्गलोकको प्राप्त 
होकर विमानम प्रमुदित होता है और नरकको 
कभी नहीँ प्राप्त होता है॥४९-४३॥ 

जलाशयसे गौ आदि पु जल पीते है; इससे कर्ता 
जापबुक्त हो जाता है; मनुष्य जलदे सम्पूर्ण दोका 
फल प्रात कर स्वर्गलोककों जाता है॥ ४४॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय सहातुरण्ये कु बायी तथा पोखे आदिक प्रतिहाका वर्णी” 
यक चाँखठयाँ अध्याय पूरा हुआ ६४॥ 
Sm 
पैंसठवाँ अध्याय 
सभा-स्थापन और एकशालादि भवनके निर्माण आदिकी विधि, 
गृहप्रवेशका क्रम तथा गोमातासे अभ्युद्यके लिये प्रार्थना 
भगवान्‌ बोले-- अब मैं सभा (देवमन्दिर) | देव-सभाका निर्माण एवं स्थापना करनेवाला पुरुष 
आदिकी स्थापनाका विषय बताऊँगा तथा इन | निर्मल (पापरहित) होकर, अपने समस्त कुलका 
सबकी प्रवृत्तिके विषयमें भी कुछ कहूँगा। भूमिकी | उद्धार करके स्वर्गलोकर्मे आनन्दका अनुभव 
परीक्षा करके वहाँ वास्तुदेवताका पूजन करे।| करता है। इस विधिसे भगवान्‌ श्रीहरिके सतमहले 
अपनी इच्छाके अनुसार देव-सभा (मन्दिर)-का | मन्दिरका निर्माण करना चाहिये। ठीक उसी 
निर्माण करके अपनी ही रुचिके अनुकूल देवताओंकी | तरह, जैसे राजाओंके प्रासाद बनाये जाते हैं। 
स्थापना करे। नगरके चौराहेपर अथवा ग्राम | अन्य देवताओंके लिये भी यही बात है। पूर्वादि 
आदिमें सभाका निर्माण करावे; सूने स्थानमें नहीं।| दिशाओंके क्रमसे जो ध्वज आदि आय होते हैं, 


+अध्याय ६५० 


१३३ 


'उनमेंसे कोण-दिशाओंमें स्थिते आयोँको त्याग 
देना चाहिये। चार, तीन, दो'अथवा एकशालाका 


गृह बनावे। जहाँ व्यय (ऋण) अधिक हा, ऐसे 
“पर्दा' पर घर न बनावे; क्योंकि वह व्ययरूपी 
दोषको उत्पन्न करनेवाला होता है। अधिक 
'आय' होनेपर भी पीडाकी सम्भावना रहती है; 
अतः आय-व्ययको समभावसे संतुलित करके 
रखे॥ १-५६ ॥ 

'घरकी लंबाई" और चौड़ाई जितने हाथकी 
हों, उन्हें परस्पर गुणित करनेसे जो संख्या 
होती है, उसे 'करराशि' कहा गया है; उसे 
गर्गाचार्यकी बतायौ हुई ज्योतिष-विद्यामें प्रवीण 
गुरु (पुरोहित) आठगुना करे। फिर सातसे भाग 
देनेपर शेषके अनुसार 'वार'का निश्चय होता है 
और आठसे भाग देनेपर जो शेष होता है, वह 
"व्यय माना गया है। अथवा विद्वान्‌ पुरुष 
करराशिमें सासे गुणा को । फिर उस गुणनफलमें 
आठसे भाग देकर शेषके अनुसार ध्वजादि 
आयॉकी कल्पना करे। 

१. ध्यज, २. धूप, ३. सिंह, ४. श्वान, 
५. वृषभ, ६. खर (गधा), ७. गज (हाथी) और 
८, ध्वाङ्क्ष (काक)--ये क्रमशः आठ आय कहे 
गये हैं, जो पूर्वादि दिशाऑमें प्रकट होते हैं--इस 
प्रकार इनकी कल्पना करनी चाहिये॥६--९॥ 

तीन शालाओंसे युक्त गृहके अनेक भेदॉमेंसे 
तीन प्रारम्भिक भेद उत्तम माने गये हं। उत्तर-पूर्व 
दिशामें इसका निर्माण वर्जित है। दक्षिण दिशामें 
अन्यगृहसे युक्त दो शालाओंवाला भवन सदा श्रेष्ठ 


माना जाता है। दक्षिण दिशामें अनेक या एक 
शालावाला गृह भी उत्तम है। दक्षिण-पश्चिममें 
'भी एक शालावाला गृह श्रेष्ठ होता है। एक 
शालावाले गृहके जो प्रथम (ध्रुव और धान्य 
जामक) दो भेद हैं, वे उत्तम हैं। इस प्रकार गृहके 
सोलह' भेदोमेंसे अधिकांश (अर्थात्‌ १०) उत्तम 
हैं और शेष (छः, अर्थात्‌ पाँचवाँ, नवाँ, दसवाँ, 
म्यारहवाँ, तेरहवाँ और चौदहवाँ भेद) भयावह 
हैं। चार शाला (या द्वार)-वाला गृह सदा उत्तम 
है; वह सभी दोषोंसे रहित है। देवताके लिये 
एक मंजिलसे लेकर सात मंजिलतकका मन्दिर 
जनाव, जो द्वार-वेधादि दोष तथा पुराने सामानसे 
रहित हो। उसे सदा मानव-समुदायके लिये 
कथित कर्म एवं प्रतिष्ठा-विधिके अनुसार स्थापित 
करे॥ १०-१३३॥ 

गृहप्रवेश करनेवाले गृहस्थ पुरुषको चाहिये 
कि वह आलस्य छोड़कर प्रातःकाल साँषधि- 
मिश्रित जलसे स्नान करके, पवित्र हो, दैवज्ञ 
ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें मधुर अन (मौठे 
(पकवान) भोजन करावे। फिर उन ब्राह्मणोंसे 
स्वस्तिवाचन कराकर गायके पीठपर हाथ रखे 
हुए, पूर्ण कलश आदिसे सुशोभित तोरणयुक्त 
गृहमें प्रवेश करे। घरमें जाकर एकाप्रचित्त हो, 
गौके सम्मुख हाथ जोड़ यह पुष्टिकारक मन्त्र 
पढे- अं» ओऔवसिष्ठजीके द्वारा लालित-पालित 
दे! धन और संतान देकर मेरा आनन्द बढ़ाओ। 
प्रजाको विजय दिलानेवाली भार्गवनन्दिनि जये! 
तुम मुझे धन और सम्पत्तिसे आनन्दित करो। 


पो ला चको पए गित कलेस जे सं आओ है, उडे पद' कह है। 

३-३ लपुन, पूर्व, दिण, अध्याय ५९ के श्लोक ५८० से ५८२ में कहा गरा है कि "पे छः भेद है-एकशाला, 
हिला, पिर, चुला, साला और दशर इतमेंसे पत्वेकके सोलइ-सोलाह भेद होते हैं। उन सबके जाम क्रमशः 
इस परकर है, धुन, २. धा, ३. जद, « कद, ५ खर, ६. काला, ७. मनोरम, ८. सुमुख, ९. दुख, १०. कूर, ११. उद, 
ह. सवद, १३. स, ४. आन १५. विपुल, १६ विजय पदि दरे इनका निर्माण होता है। इनका जैसा चान, वैसा 


हो गुण है। 


अङ्गिराकी पुत्री पूर्णे! तुम मेरे मनोरथको पूर्ण 
करो--मुझे पूर्णकाम बना दो। कारयपकुमारी 
भद्रे! तुम मेरी बुद्धिको कल्याणमयी बना दो। 
सबको आनन्द प्रदान करनेवाली वसिष्ठनन्दिनी 
नन्दे! तुम समस्त बोजों और ओषधियोंसे यु 
तथा सम्पूर्ण रलौषधियोंसे सम्पन होकर इस 
सुन्दर घरमे सदा आनन्दपूर्वक रहो'॥ १४-१९॥ 
“कश्यप प्रजापतिकी पुत्री देवि भट्रे! तुम 
सर्वथा सुन्दर हो, महती महत्तासे यु हो, 
सौभाग्यशालिनी एवं उत्तम व्रतका पालन करनेवाली 
हो; मेरे घरमें आनन्दपर्वक निवास करो। देवि 
उस प्रकार आदि आल्तेष महतुरणम “सभा 

ठया अध्याय 


आगि जवे! सर्वश्रेष्ठ आचार्य-चरणोंने तुम्हारा 
पूजन किया है, तुम चन्दन और पुष्पमालासे अलंकृत 
हो तथा संसारके समस्त ऐको देनेवाली हो। तुम 
मेरे घरमे आनन्दपूर्वक विहरो । अङ्गिरामुनिकी पुत्री 
पूल! तुम अव्यक्त एवं अव्याकृत हो; के देवि! 
जुम मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करो। मै तुम्हारी इस 
चरम प्रतिष्ठा चाहता हूँ। देवि! तुम दशके स्वामी 
(राजा), ग्राम या नगरके स्वामी तथा गृहस्वामीपर 
भी अनुग्रह करलेवाली हो। मेरे घर जन, धन, 
हाकी, घोड़े तथा गाय-चैंस आदि पशुओंकी वृद्धि 
'कलेवाली बनो'॥ २०-२३॥ 

आदिको स्थापनाके विधातका वर्णन" नामक 

इण इआ# ९६७ 


germ 
छाछठवाँ अध्याय 
देवता -सामान्य-प्रतिष्ठा 


श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- अब मै देव-समुदायकी 
प्रष्ठा वर्णन करूगा। यह भगवान्‌ वासुदेवकी 
प्रतिष्ठाकी भौति हौ होती है। आदित्य, बस, सू, 
साध्य, विश्वेदेव, अधिनीकुमार, ऋषि तथा अन्य 
देवगण-ये देवसमुदाय हैं। इनकी स्थापनाके 
विषयमे जो विशेषता है, वह बतलाता हूँ। जिस 
देवताका जो नाम है, उसका आदि अक्षर ग्रहण 
करके उसे माजाओंड्रार भेदन करे, अर्थात्‌ उसमें 
स्वरमात्रा लगावे। फिर दीर्ष स्वरसे युक्त उन 
चीजोंद्राग अङ्गन्यास करे। उस प्रथम अक्षरको बिन्दु 
और प्रणवसे संयुक्त करके 'बीज' माने। समस्त 
देवताओका मूल-मनत्रक द्वार हो पूजन एवं स्थापन 
करे। इसके सिवा मैं नियम, व्रत, कृच्छ, मठ, 
सेतु, गृह, मासोपवास और ढ्वादशीब्रत आदिकी 
स्थापनाके विषयमे भी कहँगा॥ १--४६॥ 

पहले शिला, पूर्णकुम्भ और कांस्यपात्र लाकर 


रखे। साधक ब्रहाकूर्चको लाकर “तद्‌ विष्णोः 


'घरमम्‌' (शुक यजु० ६।५) मने द्वारा कपिला 
गौके दुग्धसे यवमय चर पित करे। प्रणवके 
द्वारा उसमें घृत डालकर दर्वी (कलछी)-से 
संघटित करे। इस प्रकार चरुको सिद्ध करके 
उतार ले। फिर श्रीविष्णुका पूजन करके हवन 
करे। व्याहति और गावत्रीसे युक्त "तवप्रो 
(सुर यजु ३४।४४) आदि मन्त्रसे चर-होम 
करे। 'विश्वतक्षक्षु:०' (शु» यजु० १७।१९) 
आदि वैदिक मन्त्रोसे भूमि, अभ, सूर्य, प्रजापति, 
अन्तरिक्ष, थी, ब्रह्मा, पृथ्वी, कुबेर तथा राजा 
सोमको चतु्ध्धत्त एवं 'स्वाहा' संयुक्त करके 
इनके उद्देश्यसे आह॒तियाँ प्रदान करे। इन्द्र आदि 
देवताओंको इन्द्र आदिसे सम्बन्धित मन्द्रा 
आहुति दे। इस प्रकार चरुभागोंका हवन करके 
आदारपूर्वक दिग्बलि समर्पित करे॥५--१०॥ 
फिर एक सौ आठ पलाश-समिधाओंका 
हवन करके पुरुषसूकसे घृत-होम करे। 'इरावती 


«अध्याय ६६० 


थेनुमती०' (शु० यजु० ५। १६) मन्त्रसे तिलाष्टकका 
होम करके ब्रह्म, विष्णु एवं शिव --इन देवताओकि 
पार्षदो,ग्रहोँ तथा लोकपालोके लिये पुनः आहुति 
दे। पर्वत, नदी, समुद्र-इन सबके उद्देश्यसे 
आहुतियोंका हवन करके, तोन महाव्याइतियोंका 
उच्चारण करके, खुवाके द्वारा तीन पूर्णाहति दे। 
(पितामह! "वौषट्‌ संयुक्त वैष्णव मनसे पञ्चगव्य 
तथा चरका प्राशन करके आचार्यको सुवर्णयु 
'तिलपात्र, वस्त्र एवं अलंकृत गौ दक्षिणामें दे। 
विद्वान्‌ पुरुष ' भगवान्‌ विष्णु: प्रीयताम्‌ ऐसा 
कहकर व्रतका विसर्जन करे॥ ११--१५॥ 

मैं मासोपवास आदि ब्रतोकी दूसरी विधि भी 
कहता हूँ। पहले देवाधिदेव श्रीहरिको यज्ञसे 
सन्तुष्ट करे। तिल, तण्डुल, नीवार, श्यामाक 
अथवा यवके द्वारा वैष्णव चरु श्रपित करे। 
उसको पृतसे संयुक्त करके उतारकर मूर्ति-मन्तरोसे 
हवन करे। तदनन्तर मासाथिपति विष्णु आदि 
देवताओकि उद्देश्यसे पुनः होम को ॥ १६--१८॥ 

ॐ औिषणये स्वाहा । ॐ विष्णावे विभूषणाय 
स्वाहा। ॐ विष्णवे शिपिविष्टाय स्वाहा। ॐ 
जरसिंहाय स्वाहा। ॐ पुरुषोत्तमाय स्वाहा 

-आदि मन्तरंसे घृतप्लुत अश्त्थवृक्षकी बारह 
समिधाओंका हवन करे। “विष्णो रराटमसि०' 
(शश यजु० ५।२१) मन्त्रके द्वारा भी बारह 
आहुतियाँ दे। फिर 'इद॑ विष्णु०' (शु० यजु 
५। १५) 'इरावती०' (शु० यजु० ५। १६) मन्त्रसे 
चरकी बारह आहुतय प्रदान करे । तवप्ासो०' 
(शु० यजु० ३४।४४) आदि मन्त्रसे घृताहुति 
समर्पित करे। फिर शेष होम कर्के तीन पूर्णाहुति 


१३५ 


जप करके मने आदियें स्वककमन्त्रोच्चारणके 
कात्‌ पौपलके पतत आदिके पात़में रखकर चस्का 
पशन करे ॥ १९-२२ ३॥ 

तदनन्तर मासाधिपतियोंके उद्देश्यसे बारह 
ज्रह्मणोंको भोजन करावे। आचार्य उनमें तेरहवाँ 
होना चाहिये। उनको मधुर जलसे पूर्ण तेर 
कलश, उत्तम छत, हुक, श्रेष्ट वस, सुवर्ण तया 
माला प्रदान करे। व्रतपूर्तिके लिये सभी वस्तुएँ 
तेरह-तेरह होनी चाहिये।“गौएँ सन हों। वे 
हर्षित होकर चरें /--ऐसा कहकर पौंसला, उद्यान, 
मठ तथा सेतु आदिके समीप गोपथ (गोचरभूमि) 
छोड़कर दस हाथ ऊँचा यूप निवेशित करे। 
गृहस्थ भरम होम तथा अन्य कार्य विधिवत्‌ 
करके, पूरवो विधिके अनुसार गूहमें प्रवेश करे। 
इन सभी कामे जनसाधारणके लिये अनिवारित 
अनत-सत्र खुलवा दे। विद्वान्‌ पुरुष ब्राहाणोको 
यथाशक्ति दक्षिणा दे॥ २३-२८॥ 

जो मनुष्य उद्यानका निर्माण करता है, वह 
'चिरकालतक नन्दकाननमे निवास करता है। 
मठ-प्रदानसे स्वर्गलोक एवं इन्द्रलोककी प्रालि 
होती है। प्रपादान कलेवाला वरुणलोकमें तथा 
पुलका निर्माण करनेवाला देवलोकमें निवास करता 
है। ईंटका सेतु बनवानेवाला भी स्वरको प्राप्त होता 
है। गोपथ-निर्माणसे गोलोककी प्राप्ति होती है। 
नियमों और ब्रतॉंका पालन करनेवाला विष्णुके 
सारू्यको अभिगत करता है । कृच्छुत्रत करनेवाला 
सम्पूर्ण पापोंका नाश कर देता है। गृहदान करके 
दाता प्रलयकालपर्यन्त स्वर्गमे निवास करता है। 
गृहस्थ-मनुष्यांको शिव आदि देवताओंकी समुदाय- 


दे।“युझते' (शु० यजु० ५। १४) आदि अनुवाकका | प्रतिष्ठा करनी चाहिये॥ २९--३२॥ 
इस परकार आदि आसय महापुशाणमे 'देकता-सामात्य-प्रतिश्ा-ऊथतत” नामक 
'छाछठयाँ अध्याय पूण हुआ#६६॥ 
ति मी 


श्रीभगवान्‌ कहते हँ--ब्रहान्‌! अब मैं 
जौणोंद्धारकी विधि बतलाता हूँ। आचार्य मूर्तिको 
विभूषित करके स्नान करावे। अत्यन्त जीर्ण, 
अङ्गहीन, भग्न तथा शिलामात्रावशिष्ट (विशेष 
चिहसे रहित) प्रतिमाका परित्याग करे। उसके 
स्थानपर पूर्ववत्‌ देवगृहमें नवीन स्थिर-मूर्तिका 
न्यास करे। आचार्य वहाँपर (भूतशुद्धि-प्रकरणमें 
उक्त) संहारविधिसे सम्पूर्ण तत्वॉका संहार 
करे। गुरु नृसिंह-मन्त्रकी सहल आहुतियाँ देकर 
भूर्तिको उखाड़ दे। फिर दारुमयी मूर्तिको अगमं 


जला दे, प्रस्तरनिर्मित विसर्जित प्रतिमाको जलमें 
कक दे, धातुमवी या रलमयी मूर्ति हो तो उसे 
समुहकी अगाध जलगाशिमें विसर्जित कर दे। 
जोर्णाङ्ग प्रतिमाको यानपर आरूढ़ कर, वस्त्र आदिसे 
आच्छादित करके, गाजे-बाजेके साथ ले जाय और 
जलमे छोड़ दे। फिर आचार्यको दक्षिणा दे। उसी 
दिन पूर्व प्रतिमाके प्रमाण तथा इवयके अनुसार 
उसी प्रमाणकी मूर्ति स्थापित करे। इसी प्रकार 
कूप, वापी और तड़ाग. आदिका जौणोंडार 
केसे भी महान्‌ फलका प्राप्ति होती है॥ १--६॥ 


इस प्रकार आदि आणेष महागुणे "जजाँडारविधि-कण" नामक स़सठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ६७॥ 


ems 
अड़सठवाँ अध्याय 
उत्सव-विधिका कथन 


कहते हैं-- अब मैं उत्सवकी 
विधिका वर्णन करता हूँ। देवस्थापन होनेके 
पश्चात्‌ उसी वर्षमें एकरात्र, त़िराज़ या अष्टरा्र 
उत्सव मनवे; क्योंकि उत्सवके बिना देवप्रतिषठा 
निष्फल होती है। अयन या विषुव- संक्रान्तिके 
समय शयनोपवन या देवगृहमें अथवा कतकि 
जिस प्रकार अनुकूल हो, भगवान्‌की नगरवात्रा 
करावे। उस समय मङ्गलाङ्कुराँका रोपण, वृत्य- 
गीत तथा गाजे-बाजेका प्रबन्ध करे। अङ्कुरोकि 
रोपणके लिये शराब (पई) या हँडिया श्रेष्ठ मानी 
गयी हैं। यव, झालि, तिल, मुद्ग, गोधूम, खेत 
सर्षष, कुलत्थ, माष और निष्यावको प्रक्षालित 
करके वपन करे। प्रदीपोके साथ रात्रिम नगरभ्रमण 
करते हुए इनद्ादि दिक्पालों, कुमुद आदि दिग्गजों 
तथा सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंके उद्देश्ये पूर्वादि 
दिशाओं बलि-प्रदान करे। जो मनुष्य देवविम्बका 
बहन कते हुए देवयात्राका अनुगमन कते हैं, 


उनको पद-पदपर अश्वमेध यके फलकी 
धति होती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं 
३॥१-६३॥ 

आचार्य पहले दिन देवमन्दिर्में आकर देवताको 
सूचित करे-- भगवन्‌! देवश्रेष् आपको कल 
तीर्थयात्रा करनी है। सर्वज्ञ! आप उसका आरम्भ 
करनेकी आज्ञा देनेमें सदा समर्थ हैं।' देवताके 
सम्मुख इस प्रकार निवेदन करके उत्सव-कार्यका 
आरम्भ करे। चार स्तम्भोंसे युक्त मजलाइकुरॉंकी 
'घटिकासे समन्वित तथा विभूषित वेदिकाके समीप 
जाय। उसके मध्यभागमें स्वस्तिकपर प्रतिमाका 
नयस करे। कम्य अर्थको लिखकर चित्रम स्थापित 
करके अधिवासन करे॥७--१०॥ 

फिर विद्वान्‌ पुरुष वैष्णवोकि साथ मूल-मनत्रसे 
देवमूर्तिके अज्ञोंमें घृतका लेपन करे तथा सारी 
रात घृतधारासे अभिषेक करे। देवताको दर्पण 


'दिखलाकर, आरती, गीत, वाद्य आदिके साथ 


«अध्याय ६१० 


दह 


मङ्गलकृत्य करे, व्यजन डुलावे एवं पूजन करे। 
फिर दीप, गन्ध तथा पुष्पादिसे यजन करे। 
ह, कपूर, केसर और श्ेत-चन्दन-चूर्णको 
देवमूर्ति तथा भकोके सिरपर छोड्नेसे समस्त 
तीर्थोंके फलकी प्राप्ति होती है। आचार्य यात्राके 
लिये नियत देवमूर्तिकी रथपर स्थापना और 
अर्चना करके छत्र-चैंवर तया शद्धुनाद आदिके 
साथ राष्ट्रका पालन करनेवाली नदीके तटपर ले 
जाय॥ ११-१४॥ 

नदौमें नहलानेसे पूर्व वहाँ तटपर चेदीका 
निर्माण करे। फिर मूर्तिको यानसे उतारकर उसे 


चैदिकापर विन्यस्त करे। वहाँ चर निर्मित करके 
उसकी आहुति देनेके पश्चात्‌ पायसका होम करे। 
फिर वरुणदेवतासम्बन्धी मनत्रोसे तीका आवाहन 
करे। 'आपो हि ह्वा०' आदि मनसे उनको अर्घ्य 
प्रदान करके पूजन करे। देवमूर्तिको लेकर जलमेँ 
अपमर्षण करके ब्राह्मणों और महाजनोँके साथ 
सनान करे। स्तानके पशात मूर्तिको ले आकर 
वेदिकापर रखे। उस दिन देवताका वहाँ पूजन 
करके देवप्रासादमे ले जाय। आचार्य अगम 
स्थित देवका पूजन करे। यह उत्सव भोग एवं 
मोक्ष प्रदान करनेवाला है॥ १५--१९॥ 


इस रकार आदि आस्नेक महणुराणमं 'उत्सक-विधि-कथत” जाक अङ्लठकाँ अध्याय पूण हुआ॥ ६८॥ 


उनहत्तरवाँ अध्याय 
स्तपनोत्सवके विस्तारका वर्णन 


अशिदेव कहते हैं-बरहन्‌। अब मैं 
स्तपनोत्सबका विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूँ। 
सादे सम्मुख मण्डपके नीचे मण्डलमें कलशोँका 
न्यास करे। प्रारम्भकालमें तथा सम्पूर्ण कर्मोको 
करते समय भगवान्‌ श्रोहरिका ध्यान, 
पूजन और हवन को । पूर्णाहुतिके साथ हजार या 
सौ आहुतियाँ दे। फिर स्तान-्रव्योंको लाकर 
कलहो विन्यास करे। कण्ठसूत्युर कुम्भोंका 
अधिवासन करके मण्डलमें रखे॥ १-३॥ 
चौकोर मण्डलका निर्माण करके उसे ग्यारह 
रेखाओंद्वार विभाजित कर दे। फिर पार्श्रमागको 
एक रेखा मिटा दे। इस तरह उस मण्डले चारों 
'दिशाओमें नौ-नौ कोष्ठकोंकी स्थापना करके 
उनको पूर्व आदिके क्रमसे शालिचूर्ण आदिसे 
पूरित करे। फिर विदान मनुष्य कुम्भमुद्राको 
रचना करके पूर्वादि दिशाओंमें स्थित नवकमें 
कलश लाकर रखे। पुण्डरीकाक्ष-मन्त्रसे उनमें 
दर्भ डाले। सर्वस्लसमन्वित जलपूर्ण कुम्भको 


धयम विन्यस्त करे। शेष आठ कुम्भॉमें क्रमशः 
चथ, बरहि, तिल, नीवार, श्यामाक, कुलत्थ, 
मुद्ग और श्ेत सर्षप डालकर आठ दिशाओंमें 
स्थापित करे। पूर्वदिशावर्ती नवकं घृतपूर्ण कुम्भ 
रखे। इसमें पलाश, अश्वत्थ, वट, बिल्व, उदुम्यर, 
प्लक्ष, जम्बू, शमी तथा कपित्थ वृक्षकी छालका 
क्वाथ डाले। आग्नेयकोणवर्ती नवकमे मधुपूर्ण 
टका न्यास करे। इस कलरामं गोग, पर्वत, 
गङ्गाजल, गजशाला, तीर्थ, खेत और खलिहान 
इन आठ स्वलॉकी मृतिका छोडे॥ ४ -१०॥ 
दक्षिणदिशावर्ती नवकमें तिल-तैलसे परिपूर्ण 
'घट स्थापित करे। उसमें क्रमश: नारंगी, जम्बीरी 
जीव्‌, खजूर, मृतिका, नारिकेल, सुपारी, अनार 
और पनस (कटहल)-का फल डाल दे। 
जैकल्यकोणगत नवके क्षीरपूर्ण कलश रखे। 
उसमें कुङ्कुम, नापु, चम्पक, मालती, मल्लिका, 
पाग, कस्वीर एवं कमल-कुसुमोको प्र्त 
करे। पश्चिमीय नवकर्मे नारिकेल-जलसे पूर्ण 


१३८ 


कलश नदी, समुद, सरोवर, कूप, वर्षा, हिम, 
निर तथा देवनदीका जल छोडे । वायव्यकोणवर्ती 
जवकमे कदलीजलपूरित कुम्भ रखे। उसमें 
सहदेवी, कुमारी, सिंही, व्यप्र, अमृता, विपण, 
दूर्वा, बच--इन दिव्य ओषधियोंको प्रक्षिप्त करे | 
पूर्वादि उत्तरकर्ती नवकमें दधिकलशका विन्यास 
करे। उसमें क्रमशः पत्र, इलायची, तज, कूट, 
सुगन्धवाला, चन्दनद्य, लता, कसूरी, कृष्णापुर 
तथा सिद्ध द्रव्य डाल दे। ईंशानस्थ नवकमें 
शान्तिजलसे पूर्ण कुम्भ रखे। उसमें क्रमशः 
शुभ रजत, लौह, जप, कांस्य, सीसक तथा रल 
डाले। प्रतिमाको घृतका अभ्यङ्ग तथा उद्दत 


करके मूल-मनत्रसे सान करावे। फिर उसका 
गन्धादिके द्वारा पूजन करे। अग्निमें होम 
करके पूर्णाहुति दे। सम्पूर्ण भूतोंकों बलि प्रदान 
करे। ब्राह्मणोंको दक्षिणापूर्वक भोजन करावे। 
देवता और मुनि तथा बहुत-से भूपाल भी 
भगवदह अभिषेक करके ईश्वरवको प्राप्त 
हुए हैं। इस प्रकार एक हजार आठ कलशोंसे 
स्तपनोत्सवका अनुष्ठात करे। इससे मनुष्य सब 
कुछ प्राप्त करता है। यज्ञके अवभूथ-स्तानमें भी 
पूर्णस्नान सम्पन्न हो जाता है। पार्वती तथा 
लक्ष्मीके विवाह आदिमं भी स्तपनोत्सव किया 
जाता है॥ ११-२३॥ 


इस प्रकार आदि आव महापु 'सतप्तोत्मक-तिश्ि-कथत” नामक 
उनहतरयाँ अध्याय पृण हुआ#4९# 
Sem 


सत्तरवाँ 


अध्याय 


बृक्षोंकी प्रतिष्ठाकी विधि 


श्रीभगवान्‌ कहते हैं- ब्रह्मन्‌! अब मैं 
ृकषप्रतिष्ठाका वर्णन करता हूँ, जो भोग एवं मोक्ष 
प्रदान कणेवाली है। वृक्षॉंकों सर्वाषधिजलसे 
लिए, सुगन्धित चूर्णसे विभूषित तथा मालाओंसे 
अलंकृत कके वस्मे आवेष्टित करे। सभी ककष 
सुवर्णमयी सूचीसे कर्णवेधन तथा सुवर्णमयी 
शलाकासे अञ्जन करे। वेदिकापर सात फल रखे। 
त्येक वृक्षका अधिवासन करे तथा कुम्भ समर्पित 
करे। फिर इन्द्र आदि दिक्पालोके उद्देश्यसे 
'बलिप्रदान करे। वृक्षके अधिवासनके समय ऋणे, 
यजुवद या सामवेदके म्स अथवा वरुणदेवता- 


सम्बन्धी तथा मत्तभैरव-सम्बन्धी मन्तरांसे होम 


करे। श्रेष्ठ ब्राह्मण वृक्षवेदीपर स्थित कलशो 
मृषो और यजमानको स्नान करावें। यजमान अलंकृत 
होकर ब्राह्मणोंकों गो, भूमि, आभूषण तथा 
वस्तरादिकी दक्षिणा दे तथा चार दिनतक क्षीरयुक्त 
भोजन करावे। इस कर्ममे तिल, घृत तथा पलाश- 
समिधाओंसे हवन करना चाहिये। आचार्यको 
डुगुनी दक्षिणा दे। मण्डप आदिका पूर्ववत्‌ निर्माण 
करे। वृक्ष तथा उद्यानकी प्रतिष्ठासे पापोंका नाश 
होकर परम सिद्धिकी प्राप्ति होती है। अब सूर्य, 
शिव, गणपति, शक्ति तथा श्रीहरिकै परिवारकी 
अ्रतिष्ठाकी विधि सुनिये, जो भगवान्‌ महेश्वरने 
कार्तिकेयको बतलायी थी॥१-९॥ 


इस कार आदि आग्तेय महुरं “पादए- आतिहा-विधिवर्णत" नामक 


सतरवाँ अध्याय 


इण डुआ00०0 


ee 


«अध्याय ७२० 


१३९ 


इकहत्तरवाँ अध्याय 
गणपतिपूजनकी विधि 


भगवानू महेशवस्ने कहा-- कर्तिकेय! मै विस्नेकि 
'विनाशके लिये गणपतिपूजाकी विधि बतलाता हुँ, 
जो सम्पूर्ण अभीष्ट अर्थोकों सिद्ध करनेवाली है। 


'गजववत्राय नमो नम:।'-कवच, 'महोदराय 
चण्डाय नम; ।'--नेत्र एवं 'सुदण्डहस्ताय हुँ 
'फद्‌।'-अस्तर है। इन मना अङ्गन्यास करे। 
गण, गुरु, गुरु-पादुका, शक्ति, अनन्त और 
धर्मइनका मुख्य कमल-मण्डलके ऊर्ध्व तथा 
निम्न दलॉमें पूजन करे एवं कमलकर्णिकामें 
बीजकी अर्चना करे। तीता, ज्वालिनी, नन्दा, 


भोगदा, कामरूपिणी, उप्रा, तेजोवती, सत्या एवं 
विष्ननाशिनी-इन नौ पीठशक्तियोंको भी पूजा 
'करे। फिर चन्दनके चूर्णका आसन समर्पित करे। 
'यं' शोषकवायु, *र अग्नि, *ल पलव (पृथिवी) 
तथा "वं अमृतका बीज माना गया है। 

"ॐ लम्बोदराय विदाहे महोदराय धीमहि 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌।'-यह गणेश-गायत्री- 
मन्त्र है। गणपति, गणाधिप, गणेश, गणनायक, 
गणक्रीड, वक्रतुण्ड, एकद, महोदर, गजबका, 
लम्बोदर, विकट, विष्ननाशन, भूपरवर्ण तथा इन्द्र 
आदि दिक्याल--इन सबका गणपतिकी पूजाम 
अङ्गरूपसे पूजन करे॥ १-८॥ 


हस प्रकार आहि आग्नेय महपुाणमं “सभपतिए्‌का-विधिकघन' खामक इकहहरवाँ अध्याय प ,हुआ॥७१॥ 
ms 
बहत्तरवाँ अध्याय 
स्नान, संध्या और तर्पणकी विधिको वर्णन 


भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं- स्कन्द! अब मैं 
नित्य-मैमित्तिक आदि स्नान, संध्या और 
प्रतिष्ठासहित पूजाका वर्णन करुँगा। किसी तालाब 
या पोखरेसे अस्त्रमनत्र (फट्‌)-के ठच्चारणपूर्वक 
आठ अङ्गुल गहरी मिट्टी खोदकर निकाले। उसे 
सम्पूर्णरूपसे ले आकर उसी मन्तरद्वारा उसका 
पूजन करे। इसके बाद शिरोमन्त्र (स्वाहा)-से 
उस मृत्तिकाको जलाशयके तटपर रखकर अस्त्रमन्त्रसे 
उसका शोधन करे। फिर शिखामन्त्र (वषट्‌)-के 
उच्चारणपूर्वक उसमेंसे तृण आदिको निकालकर, 
'कवच-मन्त्र (हुम्‌)-से उस मृत्तिकाके तीन भाग 
करे। प्रथम भागकी जलमिश्रित मिट्टीको नाभिसे 
लेकर पैरतकके अङ्गम लगावे। तत्प्‌ उसे 
धोकर, अस्ना अभिमन्त्रित हुई दूसरे | स्थापित करे। तदनन्तर शेष (तीसरे भागकी) 


भागकी दोष्तियती सृत्तिकादधारा शेष सम्पूर्ण शरीरको 
अतुलित करके, दोनों हाथोंसे कान-नाक आदि 
इन्ड्रयोँके छिद्ोंको बंद कर, साँस रोक मन-ही- 
मन कालामिके समान तेजोमय अस्त्रका चिन्तन 
करते हुए पानीमें डुबकी लगाकर स्नान करे। यह 
मल (शारीरिक मैल)-को दूर करनेवाला स्तान 
कहलाता है। इसे इस प्रकार करके जलके 
भीतरसे निकल आवे और संध्या करके विधि- 
स्न करे॥ १--५३॥ 

हृदय-मन्त्र (नमः)-कै उच्चारणपूर्वक 
अङ्कुशमुदाद्वार' सरस्वती आदि तीथॉमेंसे किसी 
एक तीर्थका भावनाद्वारा आकर्षण करके, फिर 
संहारमुद्राद्वार' उसे अपने समीपवर्ती जलाशयं 
स्थापित करे। तदनन्तर शेष (तीसरे भागकी) 


(प अपुलीओों सीधी रखकर को खिचते योगका उसके साथ सटकर कुक को सहो 
२ मोत कासा दकिन वे पस का ना हैं त 


कु है। 
। ह) 


० अध्याय ७२० 


मिट्टी लेकर नाभितक जलके भीतर प्रवेश करे 
और उत्तराभिमुख हो, बायीं हथेलीपर उसके तीन 
भाग करे। दक्षिणभागकी मिट्टीको अङ्गन्यास- 
सम्बन्धी मन्दारा (अर्थात्‌ ॐ इदयाय नमः, 
(शिरसे स्वाहा, शिखायै वषट्‌, कवचाय हुम्‌, 
जेत्रज्याय यौषद्‌ तथा अस्राय फट्‌ -इन छः 
मनोहरा) एक बार अभिमन्त्रित करे। पूर्वभागकी 
मिट्टौको ' अस्त्राय फद्‌'-इस मन्त्रका सात बार 
जप करके अभिमन्त्रित करे तथा उततरभागकी 
मिद्टीका ' ॐ नमः शिवाय '-इस मन्त्रका दस 
आर जप करके अभिमन्त्रण करे। इस तरह पूरवो 
मृत्तिकाके तीन भागका क्रमशः अभिमन्त्रण करना 
'चाहिये। तत्पश्षात्‌ पहले उन मृततिकाओमेसे थोडा- 
धोड़ा-सा भाग लेकर सम्पूर्ण दिशाओंमें छोड़े। 
छोड़ो समय ' असाय हुँ फट्‌।' का जप करता रे। 
इसके बाद ' ड» नम: शिवाय।'-- इस शिव-मखका 
तथा ‘ॐ सोमाय स्वाहा।' इस सोम-मनत्रका जप 
करके जलमें अपनी भुजाओँको घुमाकर उसे 
शिवतीर्थस्वरूप बना दे तथा पूर्वर अङ्गन्यास- 
सम्बन्धी मन्त्रोंका जप करते हुए उसे मस्तकसे 
लेकर पैरतकके सारे ङ्गम लगावे॥६--९॥ 
तदनन्तर अङ्गन्यास-सम्बन्धी चार मन्त्रोका 
पाठ करते हुए दाहिनेसे आरम्भ करके बाये- 
तकके हदय, सिर, शिखा और दोनों भुजाओंका 
स्पर्श करे तथा नाक, कान आदि सारे छिट्रौंको 
बंद करके सम्मुखीकरण-मुद्ादवारा भगवान्‌ शिव, 
विष्णु अथवा गङ्गाजीका स्मरण करते हुए जलमें 
गोता लगावे। ' ॐ दयाय नमः ।'"शिरसे स्वाहा।' 
'शिखायै बषद्‌।' 'कवचाय हुम्‌।' *नत््रयाय 
बौषद्‌।' तथा 'अस्त्राय फट्‌।'--इन षडङ्ग 
सम्बन्धी मन्त्रोका उच्चारण करके, जलमें स्थित 
हो, जायें और दार्ये हाथ दोनॉंको मिलाकर, 
कुभमु्रावार अभिषेक करे। फिर रक्षके लिये 


पूर्वादि दिशाओंमें जल छोडे । सुगन्ध और आँवला 
आदि राजोचित उपचारसे स्नान करे। स्नाने 
कषात्‌ जलसे बाहर निकलकर संहारिणी-मुद्ाद्वारा 
उस तीर्थका उपसंहार करे। इसके बाद विधि- 
चिधानसे शुद्ध, संहितमन््रसे अधिमन्त्रित तथा 
निवृत्ति आदिके द्वारा शोधित भस्मसे स्नान 
करे ॥ १०-१४ ३ ॥ 

“ॐ अस्राय हुं फट्‌।'-इस मन्त्रका उच्चारण 
करके, सिरसे पैरतक भस्मद्वारा मलस्तान करके 
फिर विधिपूर्वक शुद्ध स्नान को । ईशान, तत्पुरुष, 
अघोर, गुझक या वामदेव तथा सद्योजात- 
सम्बन्धी भन्दा क्रमशः मस्तक, मुख, हृदय, 
गाङ्ग तथा शरीरके अन्य अवयवॉमें उन 
(अनुलेप) लगाना चाहिये। तीनों संध्याओके 
समय, निशोधकालमें, यकि पहले और पीछे, 
सोकर, खाकर, पानी पौकर तथा अन्य आवश्यक 
कार्य करके आणेय स्तान करना चाहिये। सत्री, 
नपुंसक, शू, बिल्ली, शव और चूहेका स्पर्श हो 
जानेपर भी आणनय स्नानका विधान है। चुल्लूभर 
वित्र जल पौ ले, यही 'आग्नेय-सतान' है। 
सूर्यकी किरणेकि दिखायी देत समय यदि आकाशसे 
जलको वर्षा हो रही हो तो पूर्वाभिमुख हो, दोनों 
भुजाएँ ऊपर उठाकर, इंशान-मनतरका उच्चारण 
करते हुए, सात पग चलकर उस यकि जलसे 
स्नान करे। यह “महे्-स्नान' कहलाता है। 
गौओंके समूहके मध्यभागमे स्थित हो उनकी 
खुरे खुदकर ऊपरको उड़ी हुई धूलसे इ्टदेव- 
सम्बन्धी मूलमन्त्रका जप करते हुए अथवा कवच- 
मन्त्र (हुम्‌)-का जप करते हुए जो स्नान किया 
जाता है, उसे “पावनस्नान' कहते हैं॥ १५--२०३॥ 

सद्योजात आदि मन्त्रके उच्चारणपूर्वक जो 
(जलसे अभिषेक किया जाता है, उसे 'मन्त्रसनान' 
| कहते हैं। इसी प्रकार वरुणदेवता और अिनिदेवता- 


सम्बन्धी मन्त्रॉसे भी यह स्नान-कर्म सम्पन्न 
किया जाता है। मन-हो-मन मूल-मन्त्रका उच्चारण 
करके प्राणायामपूर्वक मानसिक. स्तान करना 
चाहिये। इसका सर्वत्र विधान है। विष्णुदेवता 
आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले कार्यों उन-उन 
देवताओंके मन्त्रोंसे ही स्नान करावे॥ २१-२३॥ 

कार्तिकेय! अब मं विभिन्न मनोद संध्या- 
विधिका सम्यग्‌ वर्णन करूगा। भलीभाँति देख- 
भालकर बरहातीरथसे तीन बार जलका मन्तरपाठपू्वक 
(आचमन करे। आचमन-कालमें आलम, विद्यातत्व 
और शिवतत्व-इन शब्दोंके अन्तमं “नमः” 
सहित 'स्वाहा' शब्द जोड़कर मनत्रपाठ करना 
चाहिये। यथा 'ॐ आत्यतत्वाय नमः स्वाहा।' 
“३, विद्यातत्त्वाय नम: स्वाहा ।' ' ॐ शिवतत्त्वाय 
जम: स्वाहा।'--इन मन्त्रोसे आचमन करनेके 
पशात मुख, नासिका, नेत्र और कानोका स्पर्श 
करे। फिर प्राणायामद्वारा सकलीकरणकी क्रिया 
सम्पन्न करके स्थिरतापूर्वक बैठ जाय। इसके 
बाद मन्त्र-साधक पुरुष मन-हौ-मन तीन बार 
'शिवसंहिताकी आवृत्ति करे और आचमन एवं 
अङ्गन्यास करके प्रातःकाल ब्राह्मी संध्याका इस 
प्रकार ध्यान करे ॥ २४-२६॥ 

संध्यादेवी प्रातःकाल ब्रहमशक्तिके रूपये उपस्थित 
है। हंसपर आद हो कमलके आसनपर विराजमान 
हैं। उनकी अङ्गकानि लाल है । वे चार मुख और 
चार भुजाएँ धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथमे 
कमल और स्फटिकाक्षकी माला तथा बये 
हारयोमे दण्ड एवं कमण्डलु शोभा पाते हैं 
मध्याहकालमें वैष्णवी शक्तिके रूपमें संध्याका 


ध्यान करे। वे गरुङकी पीठपर बिछे हुए कमलके | 


आसनपर विराजमान हैं। उनकी अङ्गकान्ति श्वेत 
है। वे अपने बावे हाथों शङ्क और चक्र धारण 
कती हैं तथा दवे हाथोंमें गदा एवं अभयकी 
मुद्ासे सुशोभित हैं। सायंकालमें संध्यादेवीका 
स्द्रशकतिके रूपयें ध्यान करे। वे वृषभकी पीतपर 
बिछे हुए कमलके आसनपर बैठी हैं। उनके तीन 
त्र हैं। वे मस्तकपर अर्धचन्द्रके मुकुटसे विभूषित 
है। दाहिने हाथोंमें त्रिशूल और रुद्राक्ष धारण 
करती हैं और बाव हाथोंमें अभय एवं शक्तिसे 
सुशोभित हैं” ये संध्याएँ कर्माकी साक्षिणी हैं। 
अपने-आपको उनकी प्रभासे अनुगत समझे। इन 
तीनके अतिरिक्त एक चौथी संध्या है, जो केवल 
जानीके लिये है। उसका आधी रातके आरम्भ 
जोधात्पक साक्षात्कार होता है॥२७--३०॥ 

ये तीन संध्याएँ क्रमशः हृदय, बिन्दु और 
जहम स्थित हैं। चौधी संध्याका कोई रूप 
जहाँ है। वह परमशिवमें विराजमान है; क्योंकि 
चह शिव सबसे परे हैं, इसलिये इसे “परमा 
संध्या' कहते हैं। तर्जनी अगुलीके मूलभागग 
पितरा, कनिष्ठके मूलभागे प्रजापतिका, अहे 
सूलभागमें ब्रह्मका और हाथके अग्रभागमे 
देवताओंका तीर्थ है। दाहिने हाथकी हथेलीमें 
अग्निका, बायीं हथेलीमें सोमका तथा अँगुलियोंके 
सभी पर्यो एवं संधियोंमें ऋषियोंका तीर्थ है। 
संध्याके ध्यानके पश्चात्‌ शिव-सम्बन्धी मन्तरोद्वारा 
तीर्थ (जलाशय)-को शिवस्वरूप बनाकर 'आपो 
हि छा' इत्यादि संहिता-मनतरोदवारा उसके जलसे 
मार्जन करे। बायें हाथपर तीर्थक जलको 
गिराकर उसे रोके रहे और दाहिने हाथसे 
जन्तरपाठपूर्वक क्रमशः सरका सेचन करना 'मार्जन' 


१ हसपचासनां रका र्कं चर्क्‌ अचल दे बाय दण (अनिः ७ २७) 
३ तपासा वेय ष सिम्‌ । शधं काये दे सामयम्‌ ॥ (अरत ७२। ३८) 
तह ध्यर्‌ कृषाम्यस्था तिला शिपूरिला्‌ । जलां देका साभवशिकाम्‌ ॥ (अगि ७२। २९) 


मड 


"कहलाता 'है॥ ३१-३५॥ 

इसके बाद अघपर्षण करे। दाहिने हाथके 
दोनेमें रखे हुए बोधरूप शिवमय जलको नासिकाके 
समीप ले जाकर बायीं-इडा नाडीद्वारा साँसको 
खाँचकर रोके और भौतरसे काले रंगके पाप- 
पुरुषको दाहिनी-पिङ्गला नाडीद्वारा हर 
निकालकर उस जले स्थापित करे। फिर उस 
पापयुक्त जलको हथेलीद्वारा वज़मयो शिलाकी 
भावना करके उसपर दे मारे। इससे अधमर्षणकर्म 
सम्पन्न होता है। तदनन्तर कुश, पुष्य, अक्षत 
और जलसे युक्त अर्ध्याञ्जलि लेकर, उसे “३७. 
नमः शिवाय स्वाहा।'-इस भन ` भगवान्‌ 
(शिवको समर्पित करे और यथाशक्ति गायत्रीमखका 
जप करे॥ ३६--३८॥ 

अब यै तर्पणको विधिका वर्णन कहूँगा। 
देवताओकि लिये देवतीर्थसे उनके नाममन््रके 
उच्चारणपूर्तक तर्पण के । ॐ हूं शिवाय स्वाहा ।' 
ऐसा कहकर शिवका तर्पण करे। इसी प्रकार 
अन्य देवताओंको भी उनके स्वाहायुरू नाम 
लेकर जलसे तपत करना चाहिये।' ॐ हाँ दयाय 
जमः। ॐ हीं शिरसे स्वाहा। ॐ हूँ शिखायै 
बषद्‌। ॐ है कवचाय हुम्‌। ॐ हाँ नेतत्रयाय 
चौषद्‌। ३» इः अस्वाय फद्‌।'-इन वाक्यको 
क्रमशः पढ़कर हदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र 
एवं अस्त्र-विषयक न्यास करना चाहिये। आठ 
देवगर्णोको उनके नामके अन्तमें 'नम:' पद 
जोड़कर तर्षणार्थ जल अर्पित करना चाहिये। 
'यथा--' अँ हां आदित्थेभ्यो नम । ॐ हां वसुभ्यो 
जमः। ॐ हां रु्रेभ्यो नमः। ॐ हाँ विशेष्यो 
देवेध्यो नयः। ॐ हां मरुद्भ्यो नमः। ॐ हाँ 
भृगुभ्यो नमः। ॐ हां रध्य नम: ।' तत्पश्चात 
जनेऊको कण्ठमें मालाको भाँति धारण करके 
ऋषियोंका तर्पण करे॥३९--४३॥ 


इ 


“ॐ हां अये नमः। ॐ हां वसिष्ठाय नमः। 
ॐ हाँ पुलस्तये नमः। ॐ हां क्रतवे नमः। ड 
हां भरद्वाजाय नमः। ॐ हां विद्चामित्राय नमः 
ॐ हां प्रचेतसे नम: । ॐ हाँ मरीचये नमः ।'-- 
इन मन्त्रको पढ़ते हुए अत्रि आदि ऋषियोंको 
(ऋषितीर्षसे) एक-एक अञ्जलि जल दे। तत्पश्चात्‌ 
सनकादि मुनियोंको (दो-दो अज्ञलि) जल देते 
हुए निाङ्कित मन्त्रवाक्य पढ़े--' ३७ हाँ सनकाय 
'वषट्‌। ॐ हाँ सननदनाय वषट्‌। ॐ हां सनातनाय 
'बषट्‌। ॐ हां सनत्कुमाराय वषद्‌। ॐ हाँ कपिलाय 
'बषद्‌। ॐ हां पञ्चशिखाय वषट्‌। ॐ हां ऋभवे 
खवट्‌।'-_इन मन्तोद्वारा जुड़े हाथोंकी कनिष्ठिकाओकि 
मूलभागसे जलाञ्जलि देनी चाहिये॥ ४२--४४॥ 

“ॐ हा सर्वेभ्यो भूतेभ्यो खषट्‌'--इस मन्त्रे 
षदस्वरू भूतगणोंका तर्पण करे। तत्पक्षात्‌ 
सज्ञोपतोतको दाहिने कंधेपर करके दुहो मढे हुए 
कुराके मूल और अग्रभागसे तिलसहित जलकी 
[तीन-तीन आज्जलियाँ दिव्य पितरॉके लिये अर्पित 
करे। "ॐ हां कल्यवाहनाय स्वधा। ॐ हाँ 
अनलाय स्वघा। ॐ हाँ सोमाय स्यधा। ॐ हां 
यमाय स्वधा। ॐ हाँ अर्यम्णे स्वधा। ॐ हाँ 
अश्निष्वासेध्य: सवधा । ॐ हाँ बहिषदृध्य: स्वधा। 
ॐ हां आज्यपेभ्य: स्वधा। ॐ हां सोमपेध्य: 
स्वधा।'--इत्यादि मन्त्रोंका उच्चारण कर विशिष्ट 
देवताओंकी भाँति दिव्य पितरॉंको जलाझलिसे 
तृप्त करना चाहिये ॥ ४५-४६$॥ 

"औ हाँ ईशानाय पित्रे स्वधा।' कहकर 
पिताको, 'ड» हां पितामहाय स्वधा।' कहकर 
'पितामहको तथा '३ हां शान्तप्रपितामहाय 
स्वधा।' कहकर प्रपितामहकों भी तृप्त करे। 
इसी प्रकार समस्त प्रेत-पितरोंका तर्षण करे। 
यथा-- ड हां पितृभ्यः स्वधा । ॐ हां पितामहेभ्यः 


स्वधा। ॐ हां प्रपितामहेभ्यः स्वधा। ॐ हां 


वृद्धप्रपितामहेभ्यः स्वथा । ॐ हां मातृभ्यः स्वधा । | 
ॐ हां मातामहेभ्यः स्वधा । ॐ हां प्रमातामहेभ्यः 
स्वधा। ॐ हां वृद्धप्रमातामहेभ्य: स्वधा। उ हां 
सर्वेभ्यः पितृभ्यः स्वथा। ॐ हां स्वेभ्य ज्ञातिध्य: 
स्वथा। ॐ हां सबांचार्येभ्य: स्वधा। ॐ हां 
दिग्भ्यः स्वधा। ॐ हां दिक्पतिभ्यः स्वधा। ॐ 
हां सिद्धेभ्य: स्वधा। ॐ हाँ मातृभ्यः स्वधा। ॐ 

इस प्रकार आदि आलोय महुरं 


हं ग्रहेभ्य: स्वथा। ॐ हाँ रक्षोभ्यः स्वधा।'--इन 
चाकको पढ़ते हुए क्रमशः पितरों, पितामहो, 
'ृद्धअपितामहों, माताओं, मातामहो, प्रमातामहों, 
ृद्धप्रमातामहों, सभी पितरों, सभी ज्ञातिजनों, 
सभी आचायो, सभी दिशाओं, दिक्पतियो, सिद्ध, 
मातृकाओं, ग्रहों और राक्षसॉंको जलाज्ञलि 
दे॥४७--५१॥ 

(लयात आदिको विधिका वर्ण” तमक 


बहतरवाँ अध्याव पूरा हुआ#७२# 


“महादेवजी कहते हैं-- स्कन्द! अब मैं कल्यास 
और अङ्गन्यासपूर्वक सूर्यदेवताके पूजनकी विधि 
बताउँगा। “मैं तेजोमय सूर्य हूँ'-ऐसा चिन्तन 
करके अर्घ्य-पूजन करे। लाल रंगके चन्दन या 
रोलीसे मिश्रित जलको ललाटके निकटतक ले 
जाकर उसके द्वारा अर््यपत्रको पूर्ण करे। उसका 
गन्धादिसै पूजन करके सके अगा रक्षवगुण्ठन 
करे। तत्पश्चात्‌ जलसे पूजा-सामग्रोका प्रोक्षण 
करके पूर्वाभिमुख हो सूर्यदेवकी पूजा करे। '३ 
आँ दयाय नमः ।' इस प्रकार आदियें स्वर-बीज | 
लगाकर सिर आदि अन्य सब अङ्गे भी न्यास 
करे। पूजा-गृहके द्वारदेशमें दक्षिणकी ओर 'दण्डी' 
का और वामभागमै 'पिङ्गल' का पूजन करे। 
ईशानकोणमें “गै गणपतये नम:।' इस मन्त्रे 
“गणेश की और अग्लिकोणमें गुरुक पूजा करे। 
चीठके मध्यभागमें कमलाकार आसनका चिन्तन 
एवं पूजन करे। पीठके अग्नि आदि चारो कोणोंमे 
क्रमशः विमल, सार, आर्य तथा परम सुखकी 
और मध्यभागमें प्रभूतासनकी पूजा करे। परु 
भूत आदि चारोके वर्ण क्रमशः चेत, लाल, पीले 
और नीले हैं तथा उनकी आकृति सिंहके समान 
है। इन सबकी पूजा करनी चाहिये॥ १-५॥ 


पीठस्य कमलके भीतर 'राँ दीपायै नमः।' 
इस मन्व दौष्ताकी, 'रीं सूक्ष्मायै नमः।' इस 
मने सकमक, 'रूं जयायै नम: ।' इससे जयाकी, 
"ई भायै नम:।' इससे भद्रक, विभूतये 
जमः।' इससे विभूतिकी, 'रों विमलायै नम: ।' 
इससे विमलाकी, 'रँ अमोधायै जमः।' इससे 
अमोषाकी तथा रै विद्युतायै नम: ।' इससे विद्युताकी 
पूर्व आदि आठों दिशाओंमें पूजा करे और मध्य- 
भागे "रः सर्वतोमुख्यै नमः ।' इस न्रे नवीं 
यौठशकि सर्वतोमुखीकी आराधना करे । ततप 
“ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाय सौराय योगपीठात्मने 
जमः॥' इस ने द्वार सू्ददवेक आसन (पौठ)- 
का पूजन करे। तदनन्तर “खखोल्काय नम: ।' 
इस घडक्षर मन्त्रके आरम्भे ' ॐ ह ख॑' जोड़कर 
जौ अकषसे युक्त ('ॐ है खं खखोल्काय 
जम: ।'-इस) मनद सूयदेवके विग्रहका आवाहन 
करे। इस प्रकार आवाहन करके भगवान्‌ सूर्यकी 
पूजा करनी चाहिये॥ ६-७ ६॥ 

अञ्जलिमे लिये हुए जलको ललाटके निकटतक 
ले जाकर रक वर्णवाले सूर्यदेवका ध्यान करके 


उन्हें भावनादवारा अपने सामने स्थापित करें। फिर 
“हां हीं सः सूर्याय नमः।' ऐसा कहकर उक्त 


= आध्याय ७३+ 


ममम 


जलसे सूर्यदेवको अर्प्य दे। इसके बाद "बिम्बा 
दिखाते हुए आवाहन आदि उपचार अर्पित करे। 
तदनन्तर सूरदिवकी प्रतिके लिये गन्ध (चन्दन- 
रोली) आदि समर्पित करे। तत्पश्चात्‌ 'पच्मुद्रा" 
और विमु दिखाकर अनि आदि कोणे हृदय 
आदि अङ्गोकी पूजा करे। अष्निकोणमें ‘ॐ आँ 
दयाय नमः ।' इस मनसे इदयको, नैफत्यकोजमें 
“ॐ भूः अकाय शिरसे स्वाहा।' इससे सिरकी, 


बीचमें 'ॐ हां नेत्रज्याय वौषद्‌।' से नेत्रकी तथा 
देवताके पश्चिमभागमें 'वः अस्वाय फट्‌।' इस 
मन्त्रसे असकौ पूजा करे/ इसके बाद पूर्वादि 
दिशाओं मुद्राओंका प्रदर्शन करे॥ ८-११६॥ 


भार्गबाय नमः।' इस मन्तरसे उत्तर शुक्रकी पूजा 


करे। इस तरह पूर्वादि दिशाओंमें चन्द्रमा आदि 
गहोंको पूजा करके, अग्नि आदि कोणोंमें शेष 
हका पूजन करे। यथा--' 3० भौ भौमाय नम:।' 
इस मन्त्रसे अस्तिकोणमें मङ्गलकी, “३७ शं 
शनैज्चराय नयः।' इस मन्त्रसे नैऋत्यकोणमें 
शतैश्रकी, "ॐ रा राहवे नमः' इस मन्रसे 
'वायव्यकोणमेँ राहुकी तथा ' ३ के केतवे नमः।' 
स मनसे ईशानकोणमें केतकी गन्ध आदि उपचारे 
पूजा करे। खखोल्की (भगवान्‌ सूर्य)-के साथ इन 
सब गरहोका पूजन करना चाहिये॥ १२-१४॥ 

'मूलमन्त्रका' जप करके, अर्घ्यपात्रमें जल 
लेकर सूर्यको. समर्पित करनेके पश्चात्‌ उनकी 
स्तुति करे। इस तरह स्तुतिके पश्चात्‌ सामने मुँह 
किये खड़े हुए सूर्यदेवको नमस्कार करके कहे-- 
प्रभो! मेरै अपराधों और ब्ुटियॉको आप क्षमा 
करें।' इसके बाद 'अस्त्राय फद्‌।' इस मन्त्रसे 
अधुसंहारका समाहरण करके "शिव! सूर्य! 
(कल्याणमय सू्वदेव!) '-ऐसा कहते हुए संहारिणी- 
शक्ति या मुदे द्वारा सूर्यदेवके उपसंहृत तेजको 
अपने हृदय-कमलमें स्थापित कर दे तथा सूर्यदेवका 
निर्माल्य उनके पार्षद चण्डको अर्पित कर दे। इस 
प्रकार जगदीश्वर सूर्यका पूजन करके उनके जप, 
ध्यान और होम करनेसे साधकका सारा मनोरथ 
(सिद्ध होता है॥ १५-१७॥ 


इस प्रकार आदि आणतोय महु जाको विधिका कर्षत/ नामक 
अध्याय पूरा हुआ॥७३# 


सोनलने हूं फ सहा अल क्‌ अब्र पूजा सि नय: सह 
भौ इत पत संगति लगते हुए अर्थ किक गक है। 

'शारदातिलक' के अलुलाए सरका दशक मूलम इस प्रकार है-* ही फू सूय अदयं! इति दश 
द म ज श कन कको कई. एव म म्न गले की रन 
सा चाहिदे। 

362 अग्नि पुराण ६ 


क्ष «अहण 
RR 
चौहत्तरवाँ अध्याय 
शिवपूजाकी विधि 


“महादेवजी कहते हैं-स्कन्द! अब मैं शिव- 
भूजाकी विधि बताउँगा। आचमन (एवं स्नान 
आदि) करके प्रणबका जप करते हुए सूर्यदेवको | 
अर्घ्य दे। फिर पूजा-मण्डपके द्वारको 'फट्‌' इस 
मन्त्राय जलसे सींचकर आदियें 'हां' बीजसहित 
नन्दी" आदि द्वारपालॉका पूजन करे। ट्वारपर 
उदुम्बर वृक्षकी स्थापना या भावना करके उसके 
ऊपरी भागमें गणपति, सरस्वती और लक्ष्मीजीकी 
पूजा करे। उस वृक्षकी दाहिनी शाखापर या ट्वारके 
दक्षिण भागयें नन्दी और गङ्गाका पूजन करे तथा 
"वाम शाखापर या द्वारके वाम भागमें महाकाल 
एवं यमुनाजीकी पूजा करनी चाहिये। तत्पक्षात्‌ 
अपनी दिव्य दृष्टि डालकर दिव्य विष्नॉका 
'उत्सारण (निवारण) करे। उनके ऊपर या उनके 
उद्देश्यसे फूल फेके और यह भावना करे कि 
“आकाशचारी सारे विष्न दूर हो गये।' साथ ही, 
दाहिने पैरकी एडीसे तीन बार भूमिपर आधात 


करे और इस क्रियाद्वारा भूतलवर्ती समस्त विष्नोँके | मूलाधारसे 


निवारणकी भावना करे। तत्पक्षात्‌ यजमण्डपकी | 
देहलीको लाँचे। वाम शाखाका आश्रय लेकर 
भीतर प्रवेश करे। दाहिने पैरसे मण्डपके भीतर 
प्रविष्ट हो उदुम्बरवक्मे अस्त्रका न्यास करे तथा| 
'मण्डपके मध्य भागमें पीठकी आधारभूमिमें ' ॐ 
हां वास्त्वधिपतये ब्रह्मणे नम:।' इस मन्त्रसे 
वासुदेयताकी पूजा करे॥१-५॥ 

निरीक्षण आदि शस्र शुद्ध किये हुए 
गडुऑंको हाथमें लेकर, भावनाद्वारा भगवान्‌ 
'शिवसे आज्ञा प्राप्त करके साधक मौन हो गङ्गा 
आदि नदीके तटपर जाय। वहाँ अपने शरीरको 
पवित्र करके गायत्री-मन्त्रका जप करते हुए 
वस्त्रसे छाने हुए जलके द्वारा जलाशयमें उन| 


गडुओँको भरे, अथवा हृदय-बीज (नमः)-का 
उच्चारण करके जेल भरे। तत्पक्षात्‌ पूजाके लिये 
गन्ध, अक्ष, पुष्प आदि सब ब्रव्योंको अपने पास 
एकत्र करके भूतशुद्धि आदि कर्म करे। फिर 
उत्तरभिमुख हो आराध्यदेवके दाहिने भागमें- 
शरीरके विभिन्न अङ्गोमे माठृकान्यास करके, 
संहर-मुदरा अध्यके लिये जल लेकर 
मन््रोच्चारणपूर्वक मस्तकसे लगावे और उसे 
देवतापर अर्पित करनेके लिये अपने पास रख 
ले। इसके बाद भोग्य कोकि उपभोगके लिये 
पाणिकच्छपिका (कूर्ममुद्रा) -का प्रदर्शन करके 
दवार दलॉसे यु इदयकमलमें अपने आत्पाका 
चिन्तन करे॥ ६-१०॥ 

तदनन्तर शरीरम शूका चिन्तन करते हुए 
पाँच भूतोंका क्रमशः शोधन करे। पैरेंके दोनों 
अँगूठॉंको पहले बाहर और भीतरसे छिद्रमय 
(सून्यरूप) देखे। फिर कुण्डलिनी-शक्तिको 
उठाकर इदयकमलसे संयुक्त करके 
इस प्रकार चिन्तन करे-'हदयस्रमें स्थित 
अभितुल्य तेजस्वी 'हूँ' बौजमें कुण्डलिनी-शक्ति 
विराज रही है।' उस समय चिन्तन करेवाला 
साधक प्राणवायुका अवरोध (कुम्भक) करके 
उसका रेचक (निःसारण) करनेके पक्षात, "हु 
द के उच्चारणपूर्वक क्रमशः उतोत चक्रोंका 
भेदन करता हुआ उस कुण्डलिनीको हदय, 
कण्ठ, तालु, भूमध्य एवं ब्रह्मे ले जाकर 
स्थापित करे। इन ग्रन्थियॉका भेदन करके 
कुण्डलिनीके साथ हदयकमलसे ब्रह्मे आये 
“हूं' बोजस्वरूप जीवको वहीं मस्तकमें (मस्तकवर्ती 
द्मस्थमें या सहखारचक्रमे) स्थापित कर दे। 
'इदयस्थित “हूं' बीजस सम्पुटित हुए उस जीवे 


नके अलसा नन्दी, गी, सक नेक, उने, नज हया महाले क्ल है। 


जीवको शिवके साथ संयुक्त कर दे॥११-१५॥ 

इस तरह शिवमें लीन होकर साधक सबोज 
रेचक प्राणायामद्वारा शरीरगत भूतॉका शोधन 
करे। अपने शरीरमें पैरसे लेकर बिन्दु- पर्यन्त 
सभी तत्त्वॉका विलोम-क्रमसे चिन्तन करे। बिन्दुरूप 
जीवको बिद लौन करके पृथ्वी और वायुका 
एक-दूसरेमे लय करे। साथ ही अग्नि एवं 
'जलका भी परस्पर विलय करे। इस प्रकार दो- 
दो विरोधी भूतोंका परस्पर शोधन (लय) कला 
चाहिये। आकाशका किसीसे विरोध नहीं है; इस 
भूत-शुद्धिका विशेष विवरण सुनो--भूमण्डलका 
स्वरूप चतुष्कोण है। उसका रग सुवर्णके समान 
चौला है। वह कठोर होनेके साथ हो वत़के 
चिहसे तथा “हाँ” इस आत्यौय बीज (भूबीज)- 


से युक्त है। उसमें “निवृत्ति' नामक कला है। | वह 


(शीर रसे लेकर घुटनेतक भूमण्डलकी स्थिति 
है) इसी तरह पैससे लेकर मस्तक-पर्यत 
करमशः पाचों भूतोंका चिन्तन करता 
चाहिये। इस प्रकार पाँच गुणोंसे यु वायुभूत 
भूमण्डलका चिन्तन करे॥ १६--१९॥ 

जलका स्वरूप अर्धचन्दराकार है। वह द्रवस्वरूप 
है, चन्द्रमण्डलमय है। उसकी कान्ति या वर्ण 
उज्वल है।यह दो कमलॉसे चिहित है। ह" 
इस बीजसे युक्त है। “प्रतिष्ठा! नामक कलाके 
स्वरूपको प्राप्त है। वह वामदेव तथा तत्पुरुष- 
अनरे संयुक्त जलतत्व चार गुणोंसे युक्त है। उसे 
इस प्रकार (घुटनेसे नाभितक जलका) चिन्तन 
करते हुए उस जल-तत्वका वहिस्वरूपरमे लौन 


| करके शोधन करे । अग्निमण्डल त्रिकोणाकार है । 
[उसका वर्ण लाल है। (नाभिसे हृदयतक उसकी 
स्थिति है।) वह स्वस्तिकके चिहसे युक्त है। 
[उसमें 'हूं'" बीज अङ्कित है। वह विद्याकला- 
स्वरूप है। उसका अघोर मन्त्र है तथा वह तीन 
गुर्णोसे यु एवं जलभूत है-इस प्रकार चिन्तन 
करते हुए अम्तितत्वका शोधन करे। 
चट्कोणाकार है। (शरीरमें हदसे लेकर भौहोके 
मध्य भागतक उसको स्थिति है।) वह 
बिन्दुओंसे चिहित है। उसका रंग काला है। वह 
"ह" बोज एवं सद्योजात-मन्त्रसे युक्त और 
शान्तिकला-स्वरूप है। उसमें दो गुण हैं तथा वह 
पृथ्वीभूत है। इस प्रकार चिन्तन करते हुए 
वायुतत्वका रोधन करे॥ २०--२४॥ 
आकाशका स्वरूप व्योमाकार, नाद- बिन्दुमय, 
गोलाकार, बिन्दु और शक्तिसे विभूषित तथा शुद्ध 
स्फटिक मणिके समान निर्मल है। (शरौरमें 
भ्रमष्यसे लेकर ब्रह्मल्थ्तक उसकी स्थिति है।) 
"हां फद्‌” इस बीजसे युक्त है। 
शान्त्यतीतकलामय' है। एक गुणसे युक्त तथा 
परम विशुद्ध है। इस प्रकार चिन्तन करते हुए 
आकार-तल्वका शोधन करे। तदनन्तर अपृतवर्षी 
मूलमन््रसे सबको परिपुष्ट करे। तत्पक्षात्‌ 
आधारशक्ि, कूर्म, अनन्त (पृथ्वी)-की पूजा 
करे। फिर पीठ (चौकौ)-के अग्निकोणवाले 
पावें धर्मकी, न्त्य कोणवाले पायेमें ज्ञानकी, 
'वायव्यकोणमेँ वैराण्यको और ऐशान्यकोणमें ऐश्वकी 
पूजा करनी चाहिये। इसके बाद पौठकी पूर्वादि 
दिशाओंमें क्रमशः अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और 
अतै्यको पूजा करनी चाहिये। इसके बाद 
चौठके मध्यभागमे कमलको पूजा करे। इस 
प्रकार मन-हो-मन इस पौठवर्ती कमलमय आसनका 


६ करीतसा भीतर इतियका, दौफिका, ऐका और मोचिका दे आए कलां आह हैं। 


ध्यान करके उसपर देवमूर्ति सच्चिदानन्दपन भगवान्‌ | 
(शिवका आवाहन करे। उस शिवमूर्तिमं शिवस्वरूप 
आत्माको देखे और फिर आसन, पाटुकाद्वव तथा नौ 
चीठशक्ति--इन बाहक ध्यान करे। फिर शक्िमनतक | 
अनमं "वौषट्‌ लगाकर उसके उच्चारणपूर्वक 
पूर्वोक्त आत्ममूर्तिको दिव्य अमृतसे आप्लाबित 
करके उसमें सकलीकरण करे। हृदयसे लेकर 
हस्त- पर्वत अङ्गम तथा कनिका आदि अंगुलियों 
हदय (जमः) मनका जो न्यास है, इसोको 
“सकलीकरण' माना गया है ॥ २५--३०॥ 
तत्पक्षात्‌ “हुं फद्‌'-इस मन्त्रसे प्राकारकी 
भावनाद्वारा आत्मरक्षाको व्यवस्था करके उसके 
बाहर, नीचे और ऊपर भी भावनात्मक शक्तिजालका 
विस्तार करे। इसके बाद महामुद्राका' प्रदर्शन 


भावमय पुष्पँद्दारा उनके पैरसे लेकर सिरतकके 
अङ्गम पूजन करे। वे भावमय पुष्प आनन्दामृतमय 
मकरन्दस परिपूर्ण होने चाहिये। फिर शिव- 
द्र नाभिकुष्डमें स्थित शिवस्वरूप अग्निको 
तप्त करे। वही शिवानल ललाटमें बिन्दुरूपसे 
स्थित है; उसका विग्रह मङ्गलमय है इस प्रकार 
चिन्तन करे॥ ३१-३३॥ 

स्वर्ण, रजत एवं ताप्रपाओ्रॉमेंसे किसो एक 
पात्रको अध्यके लिये लेकर उसे अस्त्रबीज 
(फद)-के उच्चारणपूर्वक जलसे धोये। फिर 


बिन्दुरूष शिवस प्रकट होनेवाले अमृतकी भावनासे 
सुकत जल एवं अक्षत आदिके द्वारा हदय-मनत्र 
(नमः )-के उच्चारणपूर्वक उसे भर दे। फिर हृदय, 
सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्व-इन छः 
अङ्गद (अथवा इनके बौज-मन्त्रोदवार) उस 
अर्घ्यपात्रका पूजन करके उसे देवता-सम्बन्धी 
'मूलमन्त्रसे अभिमन्त्रित करे। फिर अम्त्र-मनत्र 
(फद)-से उसकी रक्षा करके कवच-बीज (हुम्‌)- 
के द्वारा उसे अवगुण्ठित कर दे। इस प्रकार अङ्ग 
अर्ध्यंकी रचना करके, धेनुमृद्ाके द्वारा उसका 
अमृतीकरण करके उस जलको सब ओर साँचे। 
अपने मस्तकपर भी उस जलको बूँदोंसे अभिषेक 
करे। वहाँ रखी हुईं पूजा-सामग्रौका भी अस्त्र- 
जके उच्चारणपूर्वक उक्त जलसे प्रोक्षण करे। 
तदनन्तर हदयबीजसे अभिमत्त करके 'हुम्‌' 
बौजसे पिण्डों (अथवा मत्यु) -हार उसे 
आवेष्टित या आच्छादित करे ॥ ३४-३७॥ 
इसके बाद अमृता" (धेुमुद्ा)-के लिये 
दर्शन करके अपने आसनपर पुष्प 
अपि करे (अधवा देवताके निज आसनपर पुष्प 
चढावे) । तत्पश्चात्‌ पूजक अपने मस्तकमे तिलक 
लगाकर मूलमनत्रके द्वारा आशाध्यदेवको पुष्प 
अर्पित करे। स्तान, देवपूजन, होम, भोजन, 
जातुहान, योग, साधन तथा आवश्यक जपके 
समय धीरबुद्धि साधकको सदा मौन रहना 
चाहिये प्रणवका नाद-पर्यन्त उच्चारण करके 


Ge 
ष 
परकर प्रयोग होता है। 


पारु । मिज सोकर ब ४ (कमे हा झि ३६-३३) 
परर प्रित कर होडी अन्य सब आँतुलियोंको करे रखका--यह महामु 


ह हसक 


द का सनकी हरे नो के नक है 


दे हाची ऑतियोक च सकि पकी कको छ क घो को यी च्य ठह साथको 
शासे वे हाथकी जीको मिवे फिर के एको अनाभिकले कहिन हायर कनिका और दाहिने हाथकी अनाधिकामे 


जे हाथकी कनिछिकाको संयुक करे । रूपकाद इन सबका सुख नोचेको ओर करे--चही वु कहा गयी है 
योनयो जे घोटः सदा श्रयो भवेत्‌ (अनिः ७४।३९) 


क 


अन्त्रा शोधन करे। फिर उत्तम संस्कार देव- 
पूजा आरम्भ करे। मूलगायत्रो (अथवा स्ट्र- 
गायत्री)-से अर्ध्य-पूजन करके रखे और वह 
सामान्य अर्घ्य देवताको अर्पित करे ॥ ३८-४०॥ 

द्मपक्षक (पञ्चगव्य और कुशोदकसे बना 
हुआ बकच) तैयार करके पूजित शिवलिङ्गसे 
पुष्प-निर्माल्य ले ईशानकोणकी ओर 'चण्डाय 
जम: '। कहकर चण्डको समर्पित करे। ता 
उक्त ब्रह्मशशकसे पिण्डिका (पिण्डौ या अर्घा) 
और शिवलिङ्गको नहलाकर “फद्‌'-का उच्चारण 
करके उन्हें जलसे नहलाये। फिर “नमो नमः' के 
उच्चारणपूर्वक पूर्वोक्त अर्प्यपाप्रके जलसे उस 
लिङ्गका अभिषेक करे। यह लिज़-शोधनका 
प्रकार बताया गया है॥४१-४२॥ 

आत्मा (शरीर और मन), प (पूजनसामप्री), 
मन्त्र तथा लिङ्गकी शुद्धि हो जानेपर सब 
देवताओंका पूजन करे। वायव्यकोणमें 'ड हाँ 
'गणपतये नमः ।" कहकर गणेशजीकी पूजा करे 
और ईशानकोणमें ' ॐ हां गुरुभ्यो नम: ।' कहकर 
गुरु, परम गुरु, पपर गुरु तथा पेटी गुरू 
गुरुपंक्तिकी पूजा करे॥४३॥ 

तत्पश्चात्‌ कूर्मरूपी शिलापर स्थित अङ्कुर- 
सदृश आधारशक्तिका तथा ग्रहाशिलापर आसद्‌ 


इ 
'शिवके आसनभूत अनन्तदेवका ' ३, हाँ अन्तासनाय 
'जमः॥' मारा पूजन करे। शिवके सिंहासनके 
रूपमे जो मञ्च या चौकी है, उसके चार पाये हैं, 
जो विचित्र सिंहकी-सी आकृतिसे सुशोभित होते 
हैं। वे सिंह सण्डलाकारमें स्थित रहकर अपने 
आगेवालेके पृष्ठभागको ही देखते हैं तथा सत्ययुग, 
त, द्वापर और कलियुग--इन चार यग प्रतीक 
हैं। त्पक्षात्‌ भगवान्‌ शिवको आसन-पादुकाकी 
पूजा करे। तदनन्तर धर्म, ज्ञान, वैराग्य और 
'ऐश्वर्यको पूजा करे। वे अग्नि आदि चारों कोणोंमें 
स्थित हैं। उनके वर्ण क्रमशः कपूर, कुङ्कुम, 
सुवर्ण और काजलके समान हैं। इनका चारों 
पार्योपर क्रमश: पूजन करे। इसके बाद (३ हां 
अघश्छदनाय नयोऽध;', ॐ हाँ ऊर््वच्छदनाय नम 
कर्ष्येँ। ॐ हाँ पद्यासनाय नम: । --ऐसा कहकर) 
आसनपर विराजमान अष्टदल कमलके नौचे- 
परके दलॉकी, सम्पूर्ण कमलकी तथा ' ॐ हाँ 
कर्णिकायै नघः ।' के द्वार कर्णिकाके मध्यभागकी 
पूजा करे। उस कमलके पूर्व आदि आठ दलोमें 
तथा मध्यभागमें नौ पौठ-शक्तियोंकी पूजा करनी 
चाहिये। वे शक्तियां चँबर लेकर खड़ी हैं। उनके 
हाथ वरद एवं अभयकी मुद्राओंसे सुशोभित 
है॥ ४४--४७॥ 


¢ को निधि इसप्रकार हपता ख के पमे अस खे ख सुके उ पड स करन चहिये 
गयी“ मनसे गोसूकका, ग (षू) इस मे गोसा 'आध्यवस्व,' (छु चजु० १२। ११२) इस भनो दणका, 


उतु कलाओं 
“जे गोबर आधो अ का हो, दूधका मान रत चल और रहका ली चल है। यौ और कुलोदक एक- 
एक पल यते गये है।इस प्रकार इन सबको एक करके पए वल र) क सत पशे तनकृत लेकर जिनके 


क, प्रणव हो हाथयें ले तथा फिर प्रणवका हो उरण करके उसे चे जाद। इस प्रकार तैकर किये हुए पड़ 'बहाकूर्च' 
'कहते है। स्यौ-शोको जराहानके टवए पढण्य बनवा प्रभव-उच्ारके बिमा हो पजा चाहिये। सर्वसाधारणके लिये कर्य 


तका मन यह है- 


दारित हे विति देहम्‌ ऋ 


(| (द्रा 


अर्थात देहरिोक शते चसड़े और हड्डौठकर्े जो पाप निधान है, यह सब आर्च इस प्रकार जला दे. जसे रसित 


(आण इन्धनको जला डालती है। 


२, रचि "गे आदि स्वीक सान हँ कौज खोरी 'कर्मकाणडक्मापलो' में थी मलल है। 


१५० 


2 अस्लिषुराण « 


म्बन 


उनके नाम इस प्रकार हैं--वामा, येष्ठा, 
द्री, काली, कलविकारिणी", बलविकारिणी', 
'बलप्रमधिनी, सर्वभूतदमनी तथा मनोन्मनी इन 
सबका क्रमशः पूजन करना चाहिये। वामा आदि 
आठ शक्तियॉंका कमलके पर्व आदि आठ दलोमे 
तथा नवीं मनोत्मनीका कमलके केसर-भागमें 
करमशः पूजन किया जाता है। यथा-'ड हाँ 
चामायै नमः।' इत्यादि। तदनन्तर पृथ्वी आदि 
अष्ट म्यं एवं विशुद्ध विद्यादेहका चिन्तन एवं 
पूजन करे। (यथा-पूर्वं ' ॐ सवम जम: ।' 
अश्िकोणमें ‘ॐ चन्द्रमूतंये जमः।' दक्षिणम 
“ॐ पृथ्वीमूर्तये जमः।' नैईत्यकोणये ' ॐ 
जलमूर्तये नमः ।' पश्चिममें ' ॐ बहिमूते नपः।' 
चायब्यकोणमें ‘ॐ वायुमूर्तये नमः ।' उत्ते 
“ॐ आकाशमूर्तये नमः।' और ईंशानकोणमे 
“ॐ यजमानमूर्तये नम: ।') तत्पश्चात्‌ शुद्ध विद्याकी 
और तत्वव्यापक आसनकी पूजा करनी चाहिये। 
उस सिंहासनपर कर्पूरगौर, सर्वव्यापी एवं पाँच 
मुखोंसे सुशोभित भगवान्‌ महादेवको प्रतिष्ठित 
करे। उनके दस भुजाएँ हैं। वे अपने मस्तकपर 
अर्धचन्द्र धारण कराते हैं। उनके दाहिने हाथों 
शक्ति, ऋषि, शूल, खहाङ्ग और वरद-मुद्ा हैं 


तथा अपने जायें हाथोंमें ये डमरू बिजौरा 
जीबू, सर्प, अक्षसूत्र और नील कमल धारण 


करते हैं' ॥ ४८--५१॥ 

_आसलके मध्यमें विराजमान भगवान्‌ शिवकी 
वह दिव्य मूर्ति बत्तीस लक्षणोंसे सम्पन्न है, ऐसा 
चिन्तन करके स्वयं-प्रकाश शिवका स्मरण करते 
हुए ' ॐ हाँ हां हां शिवमूतंये नम: ।' कहकर उसे 
जमस्कार करे। ब्रह्मा आदि कारणोंके त्यागपूर्वक 
अन्त्रको शिवमें प्रतिष्ठित करे। फिर यह चिन्तन 
करे कि ललाटके मध्यभागमें विराजमान तथा 
तारापति चन्द्रमाके समान प्रकाशमान बिन्दुरूप 
परमशिव हृदयादि छः अङ्गे संयुक्त हो पुष्पाकलियें 
उतर आये हैं। ऐसा ध्यान करके उन्‍हें प्रत्यक्ष 
पूजनीय मूर्तिमें स्थापित कर दे। इसके बाद ' ॐ 
हां हौं शिवाय नम: ।'--यह मन्त्र बोलकर मन- 
ही-मन आवाहनी'-मुद्ाद्वारा मूर्तिमे भगवान्‌ शिवका 
आवाहन करे । फिर स्थापनी-मुद्ाद्वारा' वहाँ उनकी 
स्थापना और संनिधापिनी -ुद्राद्गरा' भगवान्‌ शिवको 
समीषयें विराजमान करके संनिरोधनी-मुद्राद्टाा" 
उन्हें उस यूर्तियें अवरुद्ध करे। तत्पश्चात्‌ 'निष्ुरायै 
'कालकल्यायै ( कालकान्त्यै अथवा काल- 
कान्तायै) फट्‌।' का उच्चारण करके खड्ग- 
सुद्रासे भय दिखाते हुए विष्लौंको मार भगावे। 
इसके बाद लिङ्ग-मुद्राका“ प्रदर्शन करके नमस्कार 
करे॥५२--५६॥ 

इसके बाद “नमः” बोलकर अवगुण्ठन 


अचय क-न करिणः जाम सितल है। 

२, अन बलिको! काम निल है। 

३. न्त्‌ मिसले देबं शुक्ल पढु वि दबाई 
'शक्पृष्टिशृललट्वाकचरद 


दघ दिनैः कौ 


नकैः की: । महे ओजपूं च जागाख सुत्रोत्पलरु॥ (अनिः ७४।५०-५१) 


(४ दोनो हा्ोंकी अञ्जलि बनकर अनिका अगले मूल 


ऑपूठेको लगा देना-- यह आवाहनको मुदा है 


५ यह आवाहती कुही अधोमुखौ (चेक ओर मुखाकाली) कर दी का लो “स्वपनो (विठनेवासी) मु कहती है। 
६ को कपर उ देन हाकी सु बाँ से हो (निकट सममे लेती) मु जन जातै है। 


पाण बिता खड़ो किये रसस मिला दे। दोनों योक म्मे साथ सटे रखे और अको तोक सूलभागयें लगा 


'ले। यह असहत शिलकी मुदा है। 


करे। आवाहनका अर्थ है सादर सम्मुखोकरण-- 
इष्टदेवको अपने सामने उपस्थित करना। देवताको 
अर्चा-विग्रहमें बिठाना ही उसकी स्थापना है। 
“प्रभो! मैं आपका हूँ--ऐसा कहकर भगवानसे 
निकटतम सम्बन्ध स्थापित करना हो 'संनिधान' 
या 'संनिधापन' कहलाता है। जबतक पूजन- 
सम्बन्धी कर्मकाण्ड चालू रहे, तबतक भगवान्‌की 
समीपताको अक्षुण्ण रखना ही 'निरोध' है और 
अभक्तोके समक्ष जो शिवतत्त्वका अप्रकाशन या 
संगोपन किया जाता है, उसीका नाम 'अवगुण्ठन' 
है। तदनन्तर सकलीकरण करके 'हृदयाय नमः, 
हुम, रायां दद, 'अस्थाय फद्‌'--इत छः 
मनो्रण हदयादि अङ्गाँकी अङ्गीके साथ एकता 
स्थापित करे-यही ' अमृतीकरण' है। चैतन्यशकि 
भगवान्‌ शंकरका हदय है, आठ प्रकारका ऐश्वर्य 
उनका सिर है, बिल्व उनकी शिखा है तथा 
अभेद्य तेज भगवान्‌ महेश्वरका कवच है। उनका 
दुःसह प्रताप ही समस्त विष्नोंका निवारण 
'करनेवाला अस्त है। हृदय आदिको पूर्वमें रखकर 
क्रमशः 'नमः ', 'स्वधा', 'स्वाहा' और 'वौषट्‌' 
का क्रमशः उच्चारण करके पाद्य आदि निवेदन 
करे॥ ५७-६१ १६॥ 

पाको आराध्यदेवके युगल चरणारविन्द, 
आचमनको मुखारविन्दे तथा अर्ष, दर्वा, पुष्प 
और अक्षतको इश्टदेवके मस्तकपर चढा चाहिये। 
इस प्रकार दस संस्काराँसे परमेश्वर शिवका 
संस्कार करके गन्ध-पुष्प आदि पञ्ष-उपचारोंसे 


विधिपूर्वक उनकी पूजा करे। पहले जलसे 
देवविग्रहका अभ्युक्षण (अभिषेक) करके राई 
लोन आदिसे उबटन और मार्जन करना चाहिये। 
तपश्‌ अरष्यजलकी बूँद और पुष्प आदिसे 
अभिषेक करके गडुओमें रखे हुए जलके द्वारा 
धीरे-धीरै भगवान्को नहलावे। दूध, दही, घी, 
मधु और शक्कर आदिको क्रमश: ईशान, तत्पुरुष, 
(अघोर, वामदेव और सद्योजात -इन पाँच" मन्द्र 
अभिमन्त्रित करके उनके द्वारा बारी-बारीसे स्नान 
'करावे। डनको परस्पर मिलाकर पञ्ामृत बना ले 
और उससे भगवानूको नहलावे। इससे भोग और 
मोक्षकी प्राप्ति होती है । पूर्वोक्त दूध-दही आदिमे 
जल और धूप मिलाकर उन सबके द्वार इष्ट 
देवता-सम्बन्धी मूल-मन्तरके उच्चारणपूर्वक भगवान्‌ 
(शिवको स्नान करावे॥ ६२-६६॥ 

तदनतर जौके आटेसे थिकनाई मिटाकर 
इच्छानुसार शीतल जलसे स्नान करावे। अपनी 
शक्तिके अनुसार चन्दन, केसर आदिसे युक्त 
जलद्वारा सान कराकर शुद्ध वस्त्रसे इश्देवके 
अ्रीविग्रहको अच्छी तरह पोंछे। उसके बाद अर्घ्य 
निवेदन करे। देवताके ऊपर हाथ न घुमावे। 
(शिवलिङ्गे मस्तकभागको कभी प्पे शून्य न 
रखे। तत्पक्षात्‌ अन्यान्य उपचार समर्पित करे। 
(स्नानके पश्चात्‌ देवविग्रहको वस्त्र और यज्ञोपवीत 
धारण कराकर) चन्दन-रोली आदिका अनुलेप 
करे। फिर शिव-सम्बन्धी मन्त्र बोलकर पुष्प 
अर्पण करते हुए पूजन करे। धूपके पात्रका अस्त्र- 
अन्तर (फट)-े प्रोक्षण करके शिव-मन्तरसेधूपद्वारा 


(3) ॐ अध्य चे 


सभं अशर 
(९) 2 वु म ह स सा; शरचटणा। 


ज हिलो येसदा शोम 
ने 


(४) ॐ य्दा तो ड नः खय नने खा न कालाय नम: कलविकरकाप जमो बलिका ममो खलाय नमो बल- 
जे 


(५) 3 सोतं परपद्याम सदोजाताय दे चो जस: । घे घे किन भस्य मा भवाय नमः ॥ 


'घूजन करे। फिर अस्त्र-मन्तरदवार पूजित घण्टा यजाते 
हुए गुणगुलका धूप जलावे। फिर 'शिवाय नमः 
बोलकर अमृतके समान सुस्वादु जलसे भगवान्‌को 
(आचमन करावे। इसके बाद आरती उतारकर पुन: 
पूर्ववत्‌ आचमन करावे। फिर प्रणाम करके देवताको 
आज्ञा ले भोगाङ्गोँकी पूजा करे॥ ६७ --७१॥ 

अग्निकोणे चन्द्रमाके समान उज्ज्वल हृदयका, 
ईशानकोणमें सुवर्णके समान कान्तिवाले सिरका, 
नैऋ्यकोणमे लाल रंगको शिखाका तथा 
वायव्यकोणगे काले रंगके कवचका पूजन करे। 
फिर अग्निवर्ण नेत्र और कृष्ण-पिङ्गल अस्त्रका 
पूजन करके चतुर्मुख ब्रह्मा और चतुर्भुज विष्णु 
आदि देवताओको कमलके दलॉमें स्थित मानकर, 
इन सबकी पूजा करे। पूर्व आदि दिराओमे | 
दाढ़ोंके समान विकराल, वज़तुल्य अस्त्रका भी 
पूजन करे॥ ७२-७३॥ 

मूल स्थानमै 'ॐ हां हूं शिवाय नमः 
बोलकर पूजन करे। ' ॐ हां हृदयाय जमः, हीं 
(शिरसे स्वाहा।' बोलकर हृदय और सिरकी पूजा 
करे। 'हूं शिखायै वषट्‌" बोलकर शिखा, 'हैं 
(कवचाय हुम्‌।' कहकर कवचकी तथा “हः 
अस्त्राय फद्‌।' बोलकर अस्त्रकी पूजा करे। 
इसके बाद परिवारसहित भगवान्‌ शिवको क्रमशः 
पा, आचमन, अर्ध्य, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, 
नैवेद्य, आचमनीय, करोट्रर्तन, ताम्बूल, मुखवास 
(इलायची आदि) तथा दर्पण अर्पण करे। तदनन्तर 
देवाधिदेवके मस्तकपर दूर्वा, अकषत और पवित्रक 


चढ़कर हृदय (नः )-से अभिमन्त्रित मूलमन्त्रका 
इस अकार आदि आणल महतामे 


एक सौ आठ बार जप करे। तत्पश्चात्‌ कवचसे 
आवेष्टित एवं असरे द्वार सुरक्षित अक्षत-कुश, 
पुष्प तथा उद्धव नामक मुद्रासे भगवान्‌ शिवसे इस 
प्रकार प्रार्थना करे--॥७४--७७ ६॥ 

“प्रभो! गुहासे भी अति गुद वस्तुकी आप 
रक्षा करनेवाले हैं। आप मेरे कये हुए इस जपको 
ग्रहण करें, जिससे आपके रहते हुए आपको 
कृपाले मुझे सिद्धि प्राण हो"॥७८ $॥ 

भोगकी इच्छा रखनेवाला उपासक उपर्युक्त 
श्लोक पढ़कर, मूल मन्त्रके उच्चारणपूर्वक दाहिने 
हाथसे अर्प्य-जल ले भगवानूके चरकी मद्रास 
सुक्त हाथमे अर्घ्य निवेदन करे। फिर इस प्रकार 
थना करे--देव! शंकर! हम कल्याणस्वरूप 
आपके चरणोंकी शरणमे आये हैं। अतः सदा हम 
जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म करते आ रहे हैं, उन 
सबको आप नष्ट कर दीजिये -निकाल फेंकिये। 
हूँ क्ष:। शिव ही दाता हैं, शिव ही भोक्ता है, शिव 
ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ हैं, शिवकी सर्वत्र जय हो। 
जो शिव हैं, वही मैं हूँ"॥७९-८१६॥ 

इन दो श्लोकॉंकों पढ़कर अपना किया हुआ 
जप आराध्यदेवको समर्पित कर दे। तत्त्‌ जपे 
हुए शिव-मन्त्रका दशांश भी जपे (यह हवनकी 
पूर्तिक लिये आवश्यक है।) फिर अर्घ्य देकर 
भवानी स्तुति करे। अन्तमं अषटपूर्तिधारी आराध्यदेव 
शिवको परिक्रमा करके उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम करे । 
जमस्कार और शिव-ध्यान करके चित्रमे अथवा 
अग्नि आदिमें भगवान्‌ शिवके उद्देश्यसे यजन- 
पूजन करना चाहिये॥ ८२--८४॥ 


“शिक-कूखाकी विधिका वर्न" नामक 


चौहहरवाँ अध्याय पूण हुआ॥ ७४4 
त 


२ युरो त पलास जु उन ल लकल (ऋ ३ ७८ 


हबे देव सदा 


सकक्‌ 
कये शिवपदस्वस्थ हूं कः केपय खंकर। रियो राला यो भोळा शिव; सभं जगत्‌॥ 


'शिवो जयाति सरव यः शिव: सोएहसेव च 


Che ७४।८०-४२) 


«अध्याय ७५० 


१५३. 


म 
'पचहत्तरवाँ अध्याय 
शिवपूजाके अङ्गभूत होमकी विधि 


भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं-- स्कन्द! पूजनके 
पश्चात्‌ अपने शरीरको वस्त्र आदिसे आवृत करके 
हाथमे अर्त लिये उपासक अ्निशालामें जाय 
और दिव्यदष्टिसे यज़के समस्त उपकरणोंको 
कलपन ( संग्रह ) करे। उत्तराभिमुख हो कुण्डको 
देखे। कुशोद्वाण उसका प्रोक्षण एवं ताडन ( मार्जन ) 
करे। ताडन तो अस्त्र-मन्त्र (फट्‌)-से को; 
किंतु उसका अभ्युक्षण कबच-मत्त्र (हुम्‌)-से 
करना चाहिये। खड्गसे कुण्डका खात उद्धार, 
पूरण और समता करे। कवच (हुम )-से उसका 
अभिषेक तथा शस्त्र (फद्‌)-से भूमिको 
कूटनेका कार्य करे। सम्मार्जन, उपलेपन, कलात्मक 
रूपकी कल्पना, ज़िसूत्री-परिधान तथा अर्चन भौ 
सदा कवच-मनत्रसे ही करना चाहिये। कुण्डके 
उतत तीन रखा करे। एक रेखा ऐसी खाचे, जो 
पूर्वाभिमुखी हो और ऊपरसे नीचेको ओर गयो 
हो। कुश अथवा त्रिशूले रेखा करनी चाहिये। 
अथवा उन सभी रेखाओमें उलट-फेर भी किया 
जा सकता है॥ १-५॥ 

अस्त्र-मन्त्र (फद्‌)-का उच्चारण करके 
वज्जीकरणकी क्रिया करे। “नमः” का उच्चारण 
करके कुशाद्रण चतुष्पथका न्यास करे। कवच- 
मन्त्र (हुम्‌) बोलकर अक्षपात्रका और इदय- 
मन्त (नमः )-से विहरका स्थापन करे। "वागीश 
जमः।' 'ईशाय नमः "ऐसा बोलकर वागीश्वरी 
देवी तथा ईशका आवाहन एवं पूजन करे। इसके 
'बाद अच्छे स्थाने शुद्धपत्रमे रखो हुई अग्निको 
ले आवे। उसमेंसे 'क्रव्यादमग्नि प्रहिणोमि 
'दूरम्‌०' (शु० यजु० ३५। १९) इत्यादि मन्त्रके 
उच्चारणपूर्वक क्रव्यादके अभूत अश्निकणको 
निकाल दे। फिर निरीक्षण आदिसे शोधित 


औदर्य, ऐन्दव तथा भौत -इन त्रिविध अग्नियोंको 
एकत्र करके, 'ॐ हूं वहिचैतन्याय नम:।' 
का उच्चारण करके अग्निबोज (रे)-के साथ 
स्थापित करे॥ ६-८६ ॥ 

संहिता-मन्त्रसे अभिमन्त्रित, धेनुमुद्ाके 
अरदर्शनपूर्वक अमृतीकरणकी क्रियासे संस्कृत, 
अस्ख-मनत्रे सुरक्षित तथा कवच-मन्त्रे अवगुण्ठित 
एवं पूजित अग्निको कुण्डके ऊपर प्रदक्षिणा- 
कमसे तीन बार घुमाकर, “यह भगवान्‌ शिवका 
बौज है'-ऐसा चिन्तन करके ध्यान करे कि 
“वागीश्वरदेवने इस बीजको वागीक्षरीके गर्भम 
स्थापित किया है।' इस ध्यानके साथ मन्त्र- 
साधक दोनों घुटने पृथ्वीपर टेककर नमस्कारपूर्वक 
उस अग्निको अपने सम्मुख कुण्डमें स्थापित कर 
दे। तत्पश्चात्‌ जिसके भीतर बीजस्वरूप अग्निका 
आधान हो गया है, उस कुण्डके नाभिदेशमें 
कुशॉड्ात परिसमूहन करे। परिधान-सम्भार, शुद्धि 
(आचमन एवं नमस्कारपूर्वक गर्भाग्कका पूजन 
करके उस गर्भज अग्निकी रक्षाके लिये अस्त्र- 
मनसे भावन ही वागीश्वतीदेवीके पाणिपल्लवे 
कङ्कण (या रक्षासूत्र) ाधे॥ ९-१३६ ॥ 

सचोजात-मन्े गर्भाधानके उद्देश्यसे अग्निका 
पूजन करके हदय-मन्त्रसे तीन आहुतियाँ दे। फिर 
भावनाद्वारा हो तृतीय मासमें होनेवाले पुंसवन- 
संस्कारकी सिद्धिके लिये वामदेवमन्त्रद्वरा अ्तिकी 
पूजा करके, "शिरसे स्वाहा।' बोलकर तीन 
आहुतियाँ दे। इसके बाद उस अग्निपर जलबिन्दुऑसे 
छाँटा दे। तदनन्तर छठे मासमें होनेवाले 
सीमन्तोन्नयन-संस्कारकी भावना करके, अघोर- 
मन्ते अग्निका पूजन करके 'शिखायै वषद्‌।' 
का उच्चारण करते हुए तीन आहुतियाँ दे तथा 


'शिखा-मनत्रसे ही मुख आदि अन्रॉकी कल्पना 
करे। मुखका उद्घाटन एवं प्रकटीकरण करे। 
तत्त पूर्ववत्‌ दसवें मासमें होनेवाले जातकर्म 
एवं नरकर्मको भावनासे तत्युरुष-मनत्रदवारा दर्भ 
आदिसे आशिका पूजन एवं प्रज्वलन करके 
गर्भमलको दूर करनेवाला स्नान करावे तथा 
ध्यानद्वारा देवीके हाथमे सुवर्ण-बन्धन करके 
इदय-मन्तरसे पूजन करे। फिर सूतककी तत्काल 
निवृततिके लिये अस्तर-मन्तरदारा अभिमन्त्रित जलसे 
अभिषेक करे॥ १४-१९ ॥ 

कुण्डका आहरकी ओरसे अस्तर-मनत्रके 
उच्चारणपूर्वक कुशोंदारा ताडन या मार्जन करे। 
फिर 'हुम्‌' का उच्चारण करके उसे जलसे सींचे। 
ततयक्षात्‌ कुण्डके बाहर मेखलाओपर अस्त्र- 
मन्त्रसे उत्तर और दक्षिण दिशाओमेंपूरवाग्र तथा 
पूर्व और पश्चिम दिशाओंमें उत्तराग्र कुशाओंको 
'बिछावे। उनपर हदय-मन्त्रसे परिधि-विष्र (आठों 
'दिशाओंमें आसनविशेष) स्थापित करे। इसके 
'बाद सप्योजातादि पाँच मुख-सम्बन्धी मनसे 
तथा अस्त्र-म्तसे नालच्छेदनके उद्देश्यसे पाँच 
समिधाओंके मूलभागको घें डुबोकर उन पौचोंकी 
आहुति दे। तदनन्तर ब्रह्मा, शंकर, विष्णु और 
अनन्तका दूर्वा और अक्षत आदिसे पूजन करे।| 
पूजनके समय उनके नामके अन्ते “ 
जोड़कर उच्चारण करे। यथा--ग्रहाणो नमः।' 
“शंकराय जमः।' ' विष्णवे नम: ।' ' अनन्ताय 
नमः ।' फिर कुण्डके चारों ओर बिछे हुए पूरवो 
आठ विष्टॉपर पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः इन्द 
अहिन, यम, नित, वरुण, वायु, कुबेर और 
इंशानका आवाहन और स्थापन करके यह भावना 
करे कि उन सबका मुख अन्निदेवकी ओर है। 
फिर उन सबकी अपनी-अपनी दिशामें पूजा 
करे। पूजाके समय उनके नाम मन्त्रके अन्तमें| 


'नमः' जोड़कर बोले। यथा--'इद्राय नमः।' 
इल्यादि॥२०-२३३६॥ 

इसके बाद उन सब देवताओंको भगवान्‌ 
'शिवकी यह आज्ञा सुनावे--'देवताओ! तुम सब 
लोग विष्तसमूहका निवारण करके इस बालक 
(अग्नि)-का पालन करो।' तदनन्तर ऊर्ध्वमुख 
सुक्‌ और सुवको लेकर उन्हें बारी-बारीसे तीन 
बार अग्निं तपावे। फिर कुशके मूल, मध्य और 
अग्रभागसे उनका स्पर्श करावे। कुशसे स्पर्श 
कराये हुए स्थानोमें क्रमश: आत्मतत्व, विद्यातत्व 
और शिवतत्त्व-इन तीनोका न्यास करे। न्यास- 
वाक्य इस प्रकार हैं-'ॐ हां आत्मतत्वाय 
जमः।' 'ॐ हीं विद्यातत्वाय नमः।' “३ हूँ. 
शिवतत्त्वाय नमः।'॥ २४--२६३॥ 

ततष्‌ खुक्मे 'नम:' के साथ शक्तिका 
और सुवमें शिवका न्यास करे। यथा --'शकत्यै 
जमः।' “शिवाय नमः ।' फिर तीन आवृतिमेँ फैले 
हुए रक्षासूजसे खुक्‌ और खुव दोनेकि प्रौवाभागको 
आवेष्टित करे। इसके बाद पुष्पादिसे उनका पूजन 
करके अपने दाहिने भागमें कुशोके ऊपर उन्हें 
रख दे। फिर गायका घौ लेकर, उसे अच्छी तरह 
देख-भालकर शुद्ध कर ले और अपने स्वरूपके 
जहममय होनेकी भावना करके, उस घीके पत्रको 
हाथमे लेकर हदय-न्से कुण्डके ऊपर अग्तिकोणमेँ 
चुमाकर, पुनः अपने सवरूपके विष्णुमय होनेकी 
भावना करे। तत्पक्षात्‌ घृतकों ईशानकोणमें 
रखकर कुशाग्रभागसे घी निकाले और "शिरसे 
स्वाहा।' एवं 'विष्णावे स्वाहा ।' बोलकर भगवान्‌ 
विष्णुके लिये उस घृतबिन्दुकी आहुति दे। अपने 
स्वरूपके रमय होनेकी भावना करके, कुण्डके 
जधिस्थानमें घृतको रखकर उसका आप्लावन 
करे॥ २७-३१ ३॥ 
(कैलाबे हुए अँगूठेसे लेकर तर्जनीतककी 


«अध्याय ७५० 


१७५ 


3 


'लंबाईको 'प्रादेश' कहते हैं।) प्रादेश बराबर लंबे 
डो कुशॉको अङ्गुष्ठ तथा अनामिका-इन दो 
अँगुलियोंसे पकड़कर उनके दवारा अस्त्र फट्‌)- 
के उच्चारणपूर्वक अग्निके सम्मुख घीको प्रवाहित 
'करे। इसी प्रकार हृदय-मन्त्र ( नम: )-का उच्चारण 
करके अपने सम्मुख भी घृतका आप्लावर करे। 
“नमः के उच्चारणपूर्वक हाथमें लिये हुए कुशके 
द हो जानेपर उसे शस्व-सेप (फटके उच्चारण)- 
के हारा पवित्र करे। एक जलते हुए कुशसे 
उसकी नौराजना (आरती) करके फिर दूसरे 
कुशसे उसे जलाबे। उस जले हुए कुशको अस्त्र- 
मनसे पुनः अग्निम ही डाल दे। तत्पक्षात्‌ घृतमें 
'एक प्रादेश बराबर कुश छोड़े, जिसमें गौठ 
लगायी गयी हो। फिर घीमें दो पक्षों तथा इडा 
आदि तीन नाड़ियॉकी भावना करे। इडा आदि 
तौनं भागोंसे क्रमशः सुवद्वारा घी लेकर उसका 
होम करे। 'स्वा' का उच्चारण करके खुवावस्थित 
घौको अमे डाले और 'हा'का उच्चारण 
करके हुतशेष घीको उसे डालनेके लिये रखे हुए 
पात्रविशेषमे छोड़ दे। अर्थात्‌ 'स्वाहा' बोलकर 
करमशः दोनों कार्य (असमे हवन और शेषका 
पात्रविशेष्े प्क्षेप) करे ॥३२--३६॥ 

प्रथम इडाभागसे घी लेकर ' ॐ हामग्नये 
स्वाहा।' इस मन्त्रका उच्चारण करके घीका 
अमं होम करे और हुतशेषका पात्रविशेषमेँ 
प्रक्षेप करे। इसी प्रकार दूसरे पिङ्गलाभागसे थी 
लेकर ' ॐ हां सोमाय स्वाहा।' बोलकर घोमें 
आहुति दे और शेषका पा्रविशेषमे ग्रक्षेप करे। 
फिर “सुषुम्णा' नामक तृतीय भागसे घी लेकर 
“ॐ हामम्नीषोमाध्यां स्वाहा ।' बोलकर वादार 
ची अशम डाले और शेषका पात्रविशेषमें 
प्रक्षेपण करें। तत्पक्षात्‌ बालक अस्लिके मुखमें 
नेत्रत्रयके स्थानविशेषमें तीनों नेत्रोंका उद्घाटन 


करके लिये घृतपूर्ण खुबदड्धारा निम्नाक्ित मन्त्र 
बोलकर अग्िें चौथी आहुति दे--' ३» हामग्नये. 
स्विष्टकृते स्वाहा' ॥ ३७-३९ ॥ 

तत्पक्ष (पहले अध्यायमें बताये अनुसार) 
"ॐ हां हृदयाय नमः।' इत्यादि छहों अङ्ग 
सम्बन्धी मन्तरोद्वारा घीको अभिमन्त्रित करके 
भुम जगावे। फिर कवच-मन्त्र (हुम्‌) -से 
अवगुण्ठित करके शरमन्त्र (फद्‌)-से उसकी 
रक्षा करे। इसके बाद हदय-मन्त्रसे घृतबिन्दुका 
उत््ेषण करके उसका अभ्युक्षण एवं शोधन करे। 
साथ हौ शिवस्वरूप अग्तिके पाँच मुखोकि लिये 
अभिषार-होम, अनुसंधान-होम तथा मुखोके 
एकौकरण-सम्बन्धौ होम करे। अभिघार-होमकी 
विधि यों है--' ॐ हां सद्योजाताय स्वाहा। ॐ 
हां वामदेवाय स्वाहा । ॐ हां अघोराय स्वाहा । 
ॐ हां तत्पुरुषाय स्वाहा। ॐ हां ईशानाय 
स्थाहा।'-इन पाँच मन्त्रोद्वाण सद्योजातादि पाँच 
मुखोके लिये अलग-अलग क्रमशः भीकी 
"एक-एक आहुति देकर उन मुखोंको अभिधारित- 
चौसे आप्लावित करे। यही मुखाभिघार-सम्बन्धी 
होम है। तत्पश्चात्‌ दो-दो मुखोंके लिये एक 
साथ आहुति दे; यही मुखानुसंधान होम है। 
यह होम मिमाङ्कित मनसे सम्पन्न करे-- 
"ॐ हां सद्योजातवामदेवाभ्यां स्वाहा। ॐ हाँ 
खामदेवाघोराभ्या स्वाहा। ॐ हां 
अघोरतत्पुरुषाध्या स्वाहा। ॐ हाँ 
तत्पुरुषशानाभयं स्वाहा '॥ ४०-४४६ ॥ 

तदनन्तर कुण्डमें अभ्निकोणसे वावव्यकोणतक 
तथा नै्यकोणसे ईशानकोणतक घीकी अविच्छिन्न 
धाराट्वारा आहुति देकर उच पाँचौँ मुखोंको एकता 
करे। यथा-'ॐ हां सद्योजातवामदेवाघोर- 
त्परुषेशानेभ्यः स्वाहा।' इस मन्त्रसे पाँचों 
मुखोके लिये एक ही आहुति दनेसे उन सबका 


एकीकरण होता है। इस प्रकार इश्युखमें सभी 
मुखोँका अन्तर्भाव होता है, अतः वह एक हो। 
मुख उन सभी मुखोंका आकार धारण करता है 
डन सबके साथ उसकी एकता हो जाती है। इसके 
बाद कुण्डके ईशानकोणमें अग्निको पूजा करके, 
अस्त्र-मनत्रसे तीन आहुतियाँ देकर अग्निका 
नामकरण करे--"हे अग्निदेव! तुम सब प्रकारसे 
(शिन हो, तुम्हारा नाम 'शिव' है।” इस प्रकार 
नामकरण करके नमस्कारपूर्वक, पूजित हुए। 
माता-पिता वागीश्वरी एवं वागीश्वर अथवा 
शक्ति एवं शिवका अम्निमै विसर्जन करके 
उनके लिये विधिपूरक पूर्णाहुति दे। मूल-मन्त्के 
अनते 'वौषद्‌' पद जोड़कर (वथा--ॐ जमः 
शिवाय वौषद्‌।-ऐसा कहकर) शिव और 
शक्तिकै लिये विधिपूर्वक पूर्णाहुति दती चाहिये। 
तत्पश्चात्‌ हदय-कमले अङ्ग और सेनासहित 
रम तेजस्वी शिवका पूर्ववत्‌ आवाहन करके 
पूजन करे और उनकी आज्ञा लेकर उन्हे पूर्णतः 
कृत करे॥ ४५-४९ ६ ॥ 

अज्ञाग्नि तथा शिवका अपने साथ नाडीसंधान 
करे अपनी शक्तिकै अनुसार मूल-मनरसे अङगोसहित 
दशांश होम करे। घौ, दूध और मधुका एक-एक 
“क्ष (सोलह माशा) होम करता चाहिये। 
दहीकी आहुतिकी मात्रा एक 'सितुही' बतायो 
गयौ है। दूधकी आहुतिका मान एक 'पसर' है। 
सभी भक्ष्य पदार्थों तथा लावाकी आहृतिकी मात्रा 
एक-एक 'मुट्ठी' है। मूलके तीन टुकड़ोंकी एक | 
आहुति दी जाती है। फलकी आहुति उसके अपने 
हो प्रमाणके अनुसार दी जाती है, अर्थात्‌ एक 
आहुतिमें छोटा हो या बड़ा एक फल देना 
चाहिये। उसे खण्डित नहीं करना चाहिये। 
अन्नकी आहुतिका मान आधा ग्रस है। जो सूकम 
किसमिस आदि वस्तं, उन्हें एक बार पाँचको 
संख्यामें लेकर होम करा चाहिये। ईखकी आहुतिका | 
मान एक “पोर” है। लताओंकी आहुतिका मान 


ददे अहुसका इकड है। पुष्प और पत्रकी 
आहुति उनके अपने हो मानसे दी जाती है, 
अर्थात्‌ एक आहुतिमे पूरा एक फूल और पूरा 
एक पत्र देना चाहिये। समिधाओंकी आहुतिका 
मात दस अङुल है॥५०--५४॥ 

कपूर, चन्दन, केसर और कस्तूरौसे बने हुए 
दक्ष-कर्दम (अनुलेपविशेष)-कौ मात्रा एक 
कलाय (मटर या केराव)-के बराबर है।गुणुलकी 
जात्रा बेरके बीजकै बराबर होनी चाहिये। कंदोंके 
आठवें भागसे एक आहुति दी जाती है। इस 
प्रकार विचार करके विधिपूर्वक उत्तम होम करे। 
इस तरह प्रणव तथा बोज-पदोंसे यु मनोद 
होम-कर्म सम्पन काना चाहिये॥५५-५६॥ 

तदनन्तर घले भरे हुए खुकृके ऊपर आधोमुख 
रुबको रखकर खुक्के अग्रभागमें फूल रख दे। 
फिर बये और दायें हायसे उन दोनोंको शङ्कौ 
जुट्दासे पकड़े। इसके बाद शरीरके ऊपरी भागको 
उनत रखते हुए उठकर खड़ा हो जाय। पैरोंको 
समभावसे रखे। खुक्‌ और खुव दोनोके मूलभागको 
अपनी नाभिमें टिका दे। नरको सुक्क अग्र- 
धागपर हौ स्थिरतापूर्वक जमाये रखे। ब्रह्म आदि 
कारणोंका त्याग करते हुए भावना सुषुम्णा 
जाडीँकै मार्गसे निकलकर ऊपर उठे। खुक्‌-खुबके 
मूलभागको नाभिसे ऊपर उठाकर बावे स्तनके 
पास लै आवे। अपने तन-मनसे आलस्यको दूर 
रखे तथा (ॐ जमः शिवाय चौषद्‌। -इस 
प्रकार) मूल-मन्त्रका वौषद-पर्यन्त अस्पष्ट 
(मन्द स्वरसे) उच्चारण करे और उस घीको 
जौकी-सी पतली धारके साथ अग्तिमें होम 
दे॥५७-६०३॥ 

इसके बाद आचमन, चन्दन और ताम्बूल 
आदि देकर भक्तिभावसे भगवान्‌ शिवके ऐश्र्यकी 
जन्दना करते हुए उनके चरणोमें उत्तम (साष्यङ्ग) 
णाम करे। फिर अग्निको पूजा करके ' ॐ हः 
अस्राय फद्‌।' के उच्चारणपूर्वक संहारमुद्राके 


द्वारा शंबरोका आहरण करके इश्टदेवसे ' भगवन्‌! 
मेरे अपराधको क्षमा करें'--ऐसा कहकर इृदव- 
मनतस पूरक प्राणायामके द्वारा उन तेजस्वी 
'परिधियोंको बड़ी श्रद्धाके साथ अपने हदपकमलमें 
स्थापित करे॥६१-६३ ६४ 

सम्पूर्ण पाक (रसोई)-से अग्रभाग निकालकर 
कुण्डके समीप अग्निकोणमें दो मण्डल बनाकर 
एकमे अन्तर्बलि दे और दूसरेमें बाहा-बलि। 
प्रथम मण्डलके भोतर पूर्व दिशामें 'ॐ हाँ 
करेभ्यः स्वाहा।'--इस मने सोके लिये बलि 
(उपहार) अर्पित करे। दक्षिण दिशामे 'ॐ हाँ 
मातृभ्यः स्वाहा।' कहकर मातृकाओंके लिये, 
पश्चिम दिशामें ॐ हाँ गणेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं 
अलिसस्तु। ऐसा कहकर गणोंके लिये, उतर 
दिशमें ॐ हाँ यक्षयः स्वाहा तेभ्योऽयं यलिरस्तु।' 
कहकर यक्षोके लिये, ईशानकोणमें “ॐ हाँ 
ध्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिरस्तु।' ऐसा कहकर 
ग्रहोंके लिये, अष्विकोणमें '&» हाँ असुर्यः 
स्वह तेभ्योऽयं बलिरस्तु।' ऐसा कहकर असुरोके 
लिये, नै#त्यकोणमें 'ॐ हां रक्षोध्य: स्वाहा 
तेभ्योऽयं बलिससतु।' ऐसा कहकर राकषसोके 
लिये, वायव्यकोणमें ' हां चागेध्य: स्वाहा 


तेभ्योऽयं खलिरस्तु।' ऐसा कहकर नागोके लिये 
तथा मण्डलके मध्यभागमें *ॐ हां नकषत्रेध्यः 
स्वाहा तेष्योऽयं बलिरस्तु' ऐसा कहकर नक्षत्रेकि 
लिये बलि अर्पित करे॥ ६४-६७॥ 

इसी तरह ' ॐ हां राशिभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं 
बलिररस्तु।' ऐसा कहकर अस्निकोणमें राशियोंके 
लिये, "३ हां विश्वेभयो देवेध्य: स्वाहा तेभ्योऽयं 
'बलिरस्तु।' ऐसा कहकर नैत्यकोणमें विश्वेदेवोके 
लिये तथा ' ॐ हां क्षेत्रपालाय स्वाहा तस्मा अयं 
अलिसस्तु।' ऐसा कहकर पश्चिमम क्षेत्रपालको 
बलि दे ॥६८॥ 

तदनन्तर दूसरे बाह्म-मण्डलमें पूर्व आदि 
दिशाओंकि रमसे इन्द्र, अग्नि, यम, निति, 
जलेश्वर वरुण, वायु, धनरक्षक कुबेर तथा ईशानके 
लिये बलि समर्पित करे। फिर ईशानकोणमें ' ३9 
खरह्मणे नमः स्वाहा।' कहकर ब्रह्माके लिये तथा 
जैत्यकोणमें * ॐ विष्णवे नमः स्वाहा ।' कहकर 
भगवान्‌ विष्णुके लिये बलि दे। मण्डलसे बाहर 
काक आदिके लिये भौ बलि देनी चाहिये। 
आन्तर और बाहा-दोनों बलियोंमें उपयुक्त 
होनेवाले मन्त्रको संहारमुद्रके द्वार अपने-आपें 
समेट ले ॥६९-७१॥ 


इस प्रकार आदि आष महापुराणे "तिवूजाके अक् भूत होमकौ विधिका विरूपण ' नामक 


गच अध्याय पूछ 


ईुमा॥०१० 


ema 


छिहत्तरवाँ 


अध्याय 


'चण्डकी पूजाका वर्णन 


महादेवजी कहते हैं-स्कन्द! तदनन्तर 
'शिवविग्रहके निकट जाकर साधक इस प्रकार 
प्रार्थना करे--' भगवन्‌। मेरै द्वारा जो पूजन और 
होम आदि कार्य सम्पन हुआ है, उसे तथा उसके 
चुण्यफलको आप ग्रहण करें।' ऐसा कहकर, 
स्थिरचित्त हो “उद्भव” नामक मुद्रा दिखाकर 
अर्घ्यजलसे “नमः सहत पूर्वो मूल-मन्त्र पढ़ते 


हुए इश्देवको अर्ध्य निवेदन करे। तत्पक्षात्‌ 
पूर्ववत्‌ पूजन तथा स्तोत्रोद्वारा स्तवन करके प्रणाम 
करे तथा पराड्मुख अर्घ्य देकर कहे--'प्रभो! मेरे 
अपो क्षमा करें।' ऐसा कहकर दिव्य नचम 
दिखा “अस्बाय फट्‌' का उच्चारण करके समस्त 
संग्रहका अपने-आपमें उपसंहार करनेके पश्चात्‌ 
'शिवलिङ्गको मूर्ति-सम्बन्धी मन्त्रसे अभिमन्त्रित 


करे। तदनतर वेदीपर इटदेवताकी पूजा कर 
लेनेपर मन्त्रका अपने-आपमें उपसंहार करके 
पूरवो विधिसे चण्डका पूजन करे॥ १--५॥ 

"ॐ चण्डेशानाय नमः।' से चण्डदेवताको 
नमस्कार करे। फिर मण्डलके मध्यभागमें * ॐ 
चण्डमूर्तये नमः।' से चण्डको पूजा करे। उस 
म्म ' ॐ धूलिचण्डेश्वराय हूं फद्‌ स्वाहा।' 
बोलकर चण्डेश्रका आवाहन करे। इसके बाद 
अङ्ग-पूजा करे। यथा- ॐ चण्डहदयाय हूँ फट्‌।' 
इस मन्त्रसे हृदयकी, ' ॐ चण्डशिरसे हूं फट्‌।' 
इस मनसे सिरकी, ' ॐ चण्डशिखायै हूं फट्‌।' 
इस मचे शिखाकी, '३» चण्डायुष्कवचाय हूँ 
'फद्‌।' से कवचको तथा ' ॐ चण्डास्त्राय हुँ 
'फद्‌।' से अस्त्रकी पूजा करे। इसके बाद 
सिसे उत्पन्न हुए चण्ड देवताका इस प्रकार 
ध्यान करे॥ ६-७६॥ 

“चण्डदेव अपने दो हाथोंमें शूल और टङ्क 
धारण करते हैं। उनका रंग सौवला है। उनके 
तीसरे हाथमें अक्षसूत्र और चौथेमें कमण्डलु है। 
चे उद्ककी-सी आकृतिवाले या अर्धचन्द्राकार 
मण्डले स्थित हैं। उनके चार मुख हैं।' इस प्रकार 
ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिये। इसके 
जाद यथाशक्ति जप करे। हवनकी अङ्गभूत 


सामग्रीका संचय करके उसके द्वारा जपका दशांश 
होम करे। भगवानूपर चढ़े हुए या उन्हें अर्पित 
किये हुए गो, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र आदि तथा 
भणि-सुवर्ण आदिके आभूषणको छोड़कर शेष 
सारा निर्माल्य चण्डेश्वरको समर्पित कर दे। उस 
समय इस प्रकार कहे-“हे चण्डेश्वर! भगवान्‌ 
'शिवकी आज्ञासे यह लेहा, चोष्य आदि उत्तम 
अन्न, ताम्बूल, पुष्पमाला एवं अनुलेपन आदि 
निर्माल्यस्वरूप भोजन तुम्हें समर्पित है। चण्ड! 
यह सारा पूजन-सम्बन्धी कर्मकाण्ड ने तुम्हरी 
आझ्से किया है। इसमें मोहवश जो न्यूनता या 
अधिकता कर दौ गयी हो, वह सदा मेरे लिये 
पूर्ण हो जाय--न्यूनातिरिक्तताका दोष मिट 
जाय॥८--१२॥ 

इस तरह निवेदन करके, उन देवेश्वरका स्मरण 
करते हुए उके अर्घ्य देकर संहार-मूरत-मन्त्रको 
पकर सारु दिखाकर धीरे-धीरे पूरक प्राणायाम- 
पूर्वक मूल-मनत्रका उच्चारण करके सब मन्त्रोंका 
अपने-आपमें उपसंहार कर ले । निर्माल्य जहाँसे हटाया 
गया हो, उस स्थानको गोबर और जलसे लीप 
दे। फिर अर्घ्य आदिका प्रोक्षण करके देवताका 
विसर्जन करके पश्चात्‌ आचमन करके अन्य 
आवश्यक कार्य करे॥ १३-१५॥ 


इस प्रकार आदि आणे महतामे चण्डो जका करन! नमक छिहतरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥७६॥ 
ome 
सतहत्तरवाँ अध्याय 
घरकी कपिला गाय, चूल्हा, चक्की, ओखली, मूसल, झाडू 


और 'खंभे आदिका पूजन 

भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं-स्कन्द! अब 
कपिलापूजनके विषयमे कहूँगा। निम्माङ्कित मनसे 
गोमाताका पूजन करे - ॐ कपिले नन्दे नम:।| 


एवं प्राणाग्निहोत्रकी विधि 
जमः। ॐ कपिले सुरभिप्रभे नमः । ॐ कपिले 


सुमनसे नमः। ३ कपिले भुक्तिमक्तिप्रदे नम: |” 
इस प्रकार गोमातासे प्रार्थना करे-'देवताओंको 


ॐ कपिले भद्रिके नम:। ॐ कपिले सुशीले 


अमृत प्रदान करनेवाली; वरदायिनी, जगन्माता 


4 ना मनका भावार्थ इस प्रकार हआ, कल्याणकारिणी, उ स्वभानचाली, सुरक्षिको-सी मनोहर कान्लिवाली, शुद 
[दसली तथा भोग और जोक प्रदान केलो काफिले! दुखे बारबार नमस्कार है। 


१५९ 


सौरभेयि! यह ग्रास ग्रहण करो और मुझे 
मनोबाज्छित वस्तु दो। कपिले! बरहर वस 
तथा बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रने भी तुम्हारी वन्दना की 
है। मने जो दुष्कर्म किया हो, मेरा वह सारा पाप 
तुम हर लो। गौएँ सदा मेरे आगे रहें, गर मेरे 
पीछे भी रहें, गौएँ मेरे इदयमें निवास करें और 
मैं सदा गौओके बीच निवास करुँ। गोमात: | मेरे 
दिये हुए इस ग्रासको ग्रहण करो।' 

गोमाताके पास इस प्रकार बारबार प्रार्थना 
'करलेवाला पुरुष निर्मल (पापरहित) एवं शिव- 
स्वरूप हो जाता है। विद्या पढ़नेवाले मनुष्यको 
चाहिये कि प्रतिदिन अपने विद्या-गरन्थोका पूजन 
करके गुल्के चरणॉम प्रणाम करे। गृहस्थ पुरुष 
नित्य मध्याहकालमें स्नान करके अष्टपष्पिका 
(आठ फूलॉबाली) पूजाकी विधिसे भगवान्‌ 
शिवका पूजन करे। योगपीठ, उसपर स्थापित 
'शिवकी मूर्ति तथा भगवान्‌ शिवके जातु, पैर, 
हाथ, उर, सिर, वाक्‌, दृष्टि और चुद्धि-इत आठ 
अङ्गोँकी पूजा ही 'अष्टपुष्पिका पूजा' कहलाती है 
(आठ अङ्ग ही आठ फूल हैं)। मध्याहकालमें 
सुन्दर रीतिसे लिपे-पुते हुए रसोईपरमें पका- 
पकाया भोजन ले आवे। फिर-- 
"ज्यम्यक॑ यजामहे सुगन्धि पुिवर्धनम्‌। 
उर्वारुकमिव बन्धनास्ृत्योर्शीय माउमृतात्‌॥' वौषट्‌॥ 

(कु कुः ३९०) 

इस प्रकार अने 'वीषद' पदसे युक्त मृत्यु 
अन्त्रका सात बार जप करके कुशयुरू शङ्कुं रखे 
हुए जलकी बूँदोंसे उस आनको सींचे। ततप 
सारी रसोईसे अग्राशन निकालकर भगवान्‌ शिवको 
निवेदन करे॥ १--९॥ 

इसके बाद आधे अन्नको चुल्लिका-होमका 
कार्य सम्पन केके लिये रखे। विधिपूर्वक 
चूल्हेकी शुद्धि करके उसकी आगमे पूरक 


पणायामपूर्वक एक आहुति दे। फिर नाभिगत 
अग्नि--जठरानलके उद्देश्यसे एक आहुति देकर 
रेचक प्राणायामपूर्वक भीतरसे निकलती हुई वायुके 
साथ अग्निबीज (र)-को लेकर क्रमशः 'क' 
आदि अक्षरॉके उच्चारणस्थान कण्ठ आदिके 
मार्गसे बाहर करके 'तुम शिवस्वरूप अग्न हो' 
ऐसा चिन्तन करते हुए उसे चूल्हेकी आगमें 
भावनाद्वारा समाविष्ट कर दे। इसके बाद चूल्हेकी 
प्वादि दिशाओंमें 'ॐ हां अग्नये 
ॐ हां सूर्याय 
बुहस्यतये नमः। ॐ हां प्रजापतये नमः। ३७ हाँ 
स्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ हां सर्वविश्वेभ्यो नमः । 
ॐ हां अग्नये स्विष्टकृते नमः।-इन आठ 
म्ोह्वण अणि आदि आठ देवताओंकी पूजा करे। 
फिर इन मन्त्रेकि अन्तमें 'स्वाहा' पद जोड़कर एक- 
एक आहुति दे और अपराधेकै लिये क्षमा माकर 
उन सबका विसर्जन कर दे॥ १० --१४॥ 

चूल्हेके दाहिने बगलमे ' धर्माय नमः।' इस 
मनतरसे धर्मकौ तथा बायें बगलमें ' अधर्माय 
नमः।' इस सखसे अधर्मकी पूजा करे। फिर 
काँजी आदि रखनेके जो पात्र हों, उनमें तथा 
जलके आश्रयभूत घट आदिमे 'रसपरिवर्तमानाय 
'खरुणाय नमः ।' इस मन्त्रसे वरुणकी पूजा करे। 
रसोईघरके द्वारपर "विष्तराजाय नमः।' से 
विष्नराजकी तथा सुभगायै नम:।' से चक्कीमें 
सुभगाकी पूजा करे ॥ १५-१६॥ 

ओखलौमें ॐ रौद्रिके गिरिके नमः।' इस 
भन्त्रसे रौद्रिका तथा गिरिकाकी पूजा करनी 
चाहिये। मूसलमें “बलप्रियायायुधाय नमः ।' इस 
मनतस बलभद्रजीके आवुधका पूजन करे। 
भी उक्त दो देवियों (रौद्रिका हे आरके 
शब्यामें कामदेवकी तथा मझले खम्भेमें स्कन्दकी 


पूजा करे। बेटा स्कन्द! तत्त्‌ व्रतका पालन 


'करनेवाला साधक एवं पुरोहित वास्तु-देवताको 
बलि देकर सोनेके थालमें अथवा पुखनके पत्ते 
आदियें मौनभावसे भोजन करे। भोजनपात्रके रूपमें 
उपयोग कलेके लिये बरगद, पीपल, मदार रड 
साख और भिलावेके पततॉंको त्याग देना चाहिये-- 
झं कामें नहीं लाना चाहिये। पहले आचमन 
करके, 'प्रणवयुक्त प्राण” आदि शब्दके अन्मे 
'स्वाहा' बोलकर आनको पाँच आहुतियाँ देकर 
जठरानलको उद्दीष्त केके पश्चात्‌ भोजन कसा 
_चाहिये। इसका क्रम यों है--नाग, कूर्म, कृकल, 
देवदत और घनंजय--ये पाँच उपवायु हँ। 'एेध्यो 


(आचमन करके; भात आदि भोजन निवेदन करके, 
अन्तमे फिर आचमन करे और कहे-' ॐ 
अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा।' इसके बाद पाँच 
आणोंको एक-एक ग्रासकी आहुतियाँ अपने मुखें 
दे-(१) ॐ प्राणाय स्वाहा। (२) ॐ अपानाय 
स्वाहा। (३) ॐ व्यानाय स्वाहा। (४) ॐ 
“समानाय स्वाहा। (५) ॐ उदानाय स्वाहा।* 
त्ष पूर्ण भोजन करके पुनः चूल्लूभर पानीसे 
(आचमन करे और कहे-' ॐ अमृतापिधानमसि 
स्वाहा।' यह आचमन शरीरके भीतर पहुँचे हुए 
अन्नको आच्छादित करने या पचानेंके लिये 


जागादिभ्य उपवायुभ्यः स्वाहा।' इस मन्ते | है ॥ १७--२४॥ 
जत रकार आदि आणोष महापे “कपिला पूजन आदिको विधिका वर्ण” नामक 
सतह अध्याय पूरा हुआ#छ७# 


अठहत्तरवाँ अध्याय 
'पवित्राधिवासनकी 


विधि 
भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं-- स्कन्द! अब यैं | लिये, तृतयको पार्वतीके लिये, चतुर्थीकों गणेशके 
वित्रारोहणका वर्णन करूँगा, जो क्रिया, योग | लिय, पञ्चमीको नागराज अनन्तके लिये, प्टोको 


तथा पूजा आदिमं न्यूनताकी पूर्ति करनेवाला है। 
जो पचित्रारोहण कर्म नित्य किया जाता है, उसे 
"मित्य" कहा गया है तथा दूसरा, जो विशेष 
निमित्तको लेकर किया जाता है, उसे “नैमित्तिक' 
कहते हैं। आषाढ़ मासकी आदि-चतुर्दशीकों तथा 
आवण और भाद्रपद मासोँकी शुक्ल-कृष्ण उभय- 
पक्षीय चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथियोमेँ पवित्रारोहण 
या पवित्रारोपण कर्म करना चाहिये। अथवा 
आपाढ़ मासकी पूर्णमासे लेकर कार्तिक मासकी 
पूर्णिमातक प्रतिपदा आदि तिथियॉको विभिन्न 
देवताओंके लिये पवित्रारोहण करना चाहिये। 


स्कन्दके अर्थात्‌ तुम्हारे लिये, सप्तमीको सूर्यके 
लिये, अष्टमीको शूलपाणि अर्थात्‌ मेरै लिये, 
नवमीको दुगकि लिये, दशमीको यमराजके लिये, 
'एकादसौकों इनके लिये, द्वादशीको भगवान्‌ 
गोविन्दके लिये, त्रयोदशीको कामदेवके लिये, 
चतुर्दशीको मुझ शिवके लिये तथा पूर्णिमाको 
अमृतभोजी देवताओके लिये पवित्रारोपण कर्म 
करता चाहिये॥ १-३६ ॥ 

सत्ययुग आदि तीन युगॉमें क्रमशः सोने, 
चाँदी और तौबेके पवित्रक अर्पित किये जाते हैं, 
किंतु कलियुगमें कपासके सूत, रेशमी सूत अथवा 


प्रतिषदाको अग्निके लिये, द्वितीयाकों ब्रह्माजीके| कमल आदिके सूतका पवित्रक अर्पित करनेका 


पुणे मले ज्याकी आहि अमे बरो गयो है; जद ने इसका खोस स्थान है। इसलिये बह कम 


अरे रखा गला है। 


«अध्याय ७८० 


(६१ 
मउ कक कक क कक कक कक सर 


विधान है। प्रणव, चन्द्रमा, अग्न, ब्रह्मा, नागगण, 
स्कन्द, श्रीहरि, सर्वेश्वर तथा सम्पूर्ण देवता--ये 
क्रमशः पवित्रकके नौ तन्तुओकि देवता हैं। उत्तम 
श्रेणीका पवित्रक एक सौ आठ सूत्रोंसे बनता है। 
मध्यम श्रेणीका चौवन तथा निम्न श्रेणीका सत्ताईस 
सूत्रोंसे निर्मित होता है। अथवा इक्यासो, पचास 
या अड्तीस सूत्रोंसे उसका निर्माण करना चाहिये। 
जो पवित्रक जितने नवसूत्रीसे बनाया जाय, उसमें 
बीचमें उतनी ही गाठे लगनी चाहिये। पवित्रकॉका 
च्यास-मान या विस्तार बारह अजुल, आठ 
अङ्गुल अथवा चार अङ्गुलका होना चाहिये। यदि 
शिबलिज्ञके लिये पवित्रक बनाना हो तो ठस 
लिङ्गके बराबर ही बनाना चाहिये॥४--८॥ 
(इस प्रकार तीन तरहके पवित्रक बताये 
'गये।) इसी तरह एक चौथे प्रकारका भी पवित्रक 
बनता है, जो सभी देवताओके उपयोगमें आता 
है। बह उनकी पिण्डी या मूर्तिके बराबरका 
बनाया जाना चाहिये। इस तरह बने हुए पवित्रकको 
“गङ्गावतारक' कहते हैं। इसे * सद्योजात” मन्त्रके 
द्वारा भलीभौति धोना चाहिये। इसमें ' बामदेव" 
मन्त्रसे ग्रन्थि लगावे। ' अघोर" मन्त्रसे इसकी 
शुद्धि करे तथा “तत्पुरुष" मन्त्रसे रक्तचन्दन एवं 
रोलीड्वारा इसको रँगे। अथवा कस्तूरी, गोरोचना, 
कपूर, हल्दी और गेरू आदिसे मिश्रित रंगके द्वारा 
'पवित्रक मात्रको रैंगना चाहिये। सामान्यत: पवित्रकमेँ 
दस गाँठे लगानी चाहिये अथवा तन्तुऑंकी 
संख्याके अनुसार उसमें गाँठे लगावे। एक गाँठसे 
दूसरी गाँठमें एक, दो या चार जुल लका अन्तर 
रखे। अन्तर उतना ही रखना , जिससे 
उसकी शोभा बनी रहे। प्रकृति (क्रिया), पौरुषी, 
वीर, अपराजिता, जया, विजया, अजित, सदाशिवा, 
मनोन्मनी तथा सर्वतोमुखो-ये दस ग्रन्थियॉकी 


अधिकारी देवियों हैं। अथवा दससे अधिक भी 
सुन्दर गाठ लगानी चाहिये। पवित्रकके चन्द्रमण्डल, 
अ्तिमण्डल तथा सूर्य-मण्डलसे युक्त होनेकी 
भावना करके, उसे साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवके तुल्य 
मानकर हृदयमें धारण करे -मन-ही-मन उसके 
(दिव्य स्वरूपका चिन्तन करे। शिवरूपसे भावित 
अपने स्वरूपको, पुस्तकको तथा गुरुगणको एक- 
| एक पवित्रक अर्पित करे॥ ९--१४॥ 

इसी प्रकार द्वारपाल, दिक्पाल और कलश 
आदिपर भी एक-एक पवित्रक चढ़ाना चाहिये। 
'शिवलिङ्गोकि लिये एक हाथसे लेकर नौ हाथतकका 
अविज्क होता है। एक हाथवाले पवित्रकमे 
अढ्ठाईस गाँठे होती हैं। फिर करमशः दस-दस 
गाठ बढ़ती जाती हैं। इस तरह नौ हाथवाले 
पवित्रकमे एक सौ आठ गाँठे होती हैं। ये 
गथयो क्रमशः एक या दो-दो अङगलके अन्तरपर 
रहती हैं। इनका मान भी लिङ्गके विस्तारके 
अनुरूप हुआ करता है। जिस दिन पचित्रारोपण 
करना हो, उससे एक दिन पूर्व अर्थात्‌ सप्तमी या 
जयोदशी तिथिको उपासक नित्यकर्म करके पवित्र 
हो सायंकालमे पुष्प और वस्त्र आदिसे याग- 
मन्दिर (पूजा-मण्डप)-को सजावे। नैमित्तिकी 
संध्योपासना करके, विशेषरूपसे तर्पण-कर्मका 
सम्पादन करनेके पक्षात्‌ पूजाके लिये निश्चित 
किये हुए पवित्र भूपागरमे सूर्देवका पूजन 
करे॥ १५-१८ ३६॥ 

आचार्यको चाहिये कि वह आचमन एवं 
सकलीकरणकी क्रिया करके प्रणवके उच्चारणपूर्वक 
अर्व्यपात्र हाथमें लिये अस्त्र-मनत्र (फट्‌) बोलकर 
पूर्वादि दिशाओंकि करसे सम्पूर्ण द्वारका प्रोक्षण 
सके उनका पूजन करे। 'हां शान्तिकला- 
द्वाराय नम:।''हां विद्याकलाद्ाराय न: ।''हाँ 


२-4 सोः आहि च मलये नर पचर असहन हन दिये गये हा 


“अध्याय ७८० 


१६३ 


तदनन्तर भगवान्‌ शिव, अग्नि,और आत्माके 
भेदसे तीन अधिकारियेकि लिये चम्मचसे उस 
चरके तीत भाग करे तथा अग्निकुण्डमें शिव एवं 
अग्निका भाग देकर शेष भाग आत्माके लिये 
सुरक्षित रखे॥ ३४-३८॥ 

'तत्युरुष-मन्त्रके साथ “हुँ' जोड़कर उसके 
उच्चारणपूर्वक पूर्व दिशामे इष्टदेवके लिये दन्तधावन 
अर्पित करे। अघोर-मन्त्रके अन्तमं 'वषट्‌' जोड़कर 
उसके उच्चारणपूर्वक उत्तर दिशे आंवला अर्पित 
करे। बामदेव-मन्रके अन्तमं 'स्वाहा' जोड़कर 
उसका उच्चारण करते. हुए जल निवेदन करे। 
ईशान-सखसे' ईशानकोणे सुगन्धित जल समर्षित 
'करे। पञ्चगव्य और पलाश आदिके दोने सब 
दिशाओमें रखे। ईशानकोणे पुष्प, अग्निकोणमें 
गोरोचन, नैऋत्यकोणमें अगुरु तथा वायव्यकोणमें 
चतुःसम' समर्पित करे। तरते पैदा हुए कुशेकि 
साथ समस्त होमद्रव्य भी अर्पित करे। दण्ड, 
अक्षसूत्र, कौपीन तथा भिक्षापात्र भौ देवविग्रहको 
अर्पित करे। काजल, कुङ्कुम, सुगन्धित तेल, 
केशोंको शुद्ध करनेवाली कंघी, पान, दर्पण तथा 
"गोरोचन भी उत्तर दिशामें अर्पित करे। तत्पश्चात्‌ 
आसन, खड़ाऊँ, पात्र, योगपट्ट और छत्र-ये 
वस्तुएँ भगवान्‌ शंकरकी प्रसनताके लिये ईशानकोणमें 
ईशान-मन्त्रसे हौ निवेदन करे॥ ३९-४४ ६॥ 

पूर्व दिशामें घीसहित चरु तथा गन्ध आदि 
भगवान्‌ तत्पुरुषको अर्पित करे । तदनन्तर अर्घ्यजलसे 
प्रक्षालित तथा संहिता-मन्त्रसे शोधित पवित्रकॉको 
लेकर अष्निके-निकठः पहुँचावे। कृष्ण मृगचर्म 
आदिसे उन्हें ढककर रखे। उनके भीतर समस्त 
'कमोके साक्षी और संरक्षक संवत्सरस्वरूप अविनाशी 
भगवान्‌ शिवका चिन्तन. करे। फिर “स्वा' और 


“हा: का अयोग करते डु मनतर-संहिताके पाठपूर्वक 
इक्कीस बार उन पवित्रकॉका शोधन करे। 
तत्प्‌ गृह आदिको सूत्रोसे वेहित करे। सूर्देवको 
गन्ध, पुष्प आदि चढ़ावे। फिर पूजित हुए सूर्यदिवको 
'आचमनपूर्वक अर्घ्य दे। न्यास करके नन्दी आदि 
ड्वारपालॉको और वास्तुदेवताको भी गन्धादि 
समर्पित करे। तदनन्तर यज्ञ-मण्डपके , भीतर 
प्रदेश करके शिव-कलशपर उसके चारों ओर 
सरदि लोकपालों और उनके शस्त्रोकी अपने- 
अपने जाम-मन्त्रोसे पूजा करे ॥४५--५०॥ 

इसके बाद वर्धनीमें विष्राज, गुरु और 
आत्माका पूजन करे। इन सबका पूजन करके 
अनन्तर सर्वौषधिसे लिप्त, धूपसे धूपित तथा 
जुष्प-दूर्क आदिसे पूजित -पवित्रकको दोनों 
अजलियोंके चमे रख ले और भगवान्‌ शिवको 
सम्बोधित करते हुए कहे--“सबके कारण तथा 
जड और चेतनके स्वामी परमेश्वर! पूजनकी 
समस्त विधियोंमें होनेवाली जुटिकी पूर्तिके लिये 
मैं आपको आमन्त्रित करता हूँ। आपसे अभीष्ट 
मनोरकी प्राप्ति करानेवाली सिद्धि चाहता हूँ। 
आप अपनी आराधना करनेवाले इस उपासकके 
लिये उस सिद्धिका अनुमोदन कीजिये। शम्भो! 
आपको सदा और सब प्रकारे मेरा नमस्कार है। 
आप मुझपर प्रसन्न होइये। देवेश्वर! आप देवी 
पार्वती तथा गणेश्वरोके साथ आमन्त्रित हैं। 
मन्रो, लोकपालों तथा सेवकॉसहित आप 
अर्घारेँ। परमेश्वर! मैं आपको सादर निमन्त्रित 
करता हूँ। आपकी आज्ञासे कल प्रातःकाल 
पविक्ररोपण तथा तत्सम्बन्धी नियमका पालन 
करुँगा'॥५१--५५३॥ 

इस प्रकार महादेवजीको आमन्त्रित करके 


१ अ हात) सवयम; सकन जिर जहो मेतु सियो 
२ एक न, निदो पग कस्ते, चार थाग च, ठो काग कुड्कुप और लीन भाग कपूर रहता है। 


रेचक प्राणायामके द्वारा अमृतीकरणकी क्रिया 
सम्पादित करते हुए शिवान्त मूल-मन्त्रका उच्चारण | 
एवं जप करके उसे भगवान्‌ शिवको समर्पित 
करे। जप, स्तुति एवं प्रणाम करके भगवान्‌ | 
शंकरसे अपनी जुटियोके लिये क्षमा-य्रार्थना करे। 
तत्पक्षात्‌ चरुके तृतीय अंशका होम करे। उसे 
शिवस्वरूप अग्निको, दिग्वासियॉको, दिशाओंके 
अधिपतियोंको, भूतगर्णोको, मातृगर्णोंको, एकादश 
एरक तथा क्षेत्रपाल आदिको उनके नाममन्त्रके 
साथ “नमः स्वाहा' बोलकर आहुतिके रूपमें 
अर्पित करे। इसके याद इन सबका चतुर्थ्यन्त नाम 
बोलकर ' अर्थ बालिः कहते हुए बलि समर्पित 
करे। पूर्वादि दिशाओमें दिग्गजों आदिके साथ 
'दिक्‍्पालोंको, क्षेत्रपालको तथा अग्निको भी बलि 
समर्पित करनी चाहिये। बलिके पक्षात्‌ आचमन 
(करके विधिच्छिद्पूरक* होम करे । फिर पूर्णाहुति 
और व्याहति-होम करके अग्निदेवको अवरुद्ध 
करे॥५६-६०॥ 

तदनन्तर ' ॐ अग्नये स्वाहा।' ' ॐ सोमाय 
स्वाहा।' 'ॐ० अस्तीषोमाध्यां स्वाहा।' ' ॐ 
अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा।-इन चार मन्त्रोंसे 
चार आहुतियाँ देकर भावी कार्यकी योजना करे।| 
अभ्निकुण्डमें पूजित हुए आराध्यदेव भगवान्‌ 
शिवको पूजामण्डलमें पूजित कलशस्थ शिवर्मे 
नाड़ौसंधानरूप विधिसे संयोजित करे। फिर 
बास आदिके पात्रमें 'फट्" और “नमः” के 
उच्चारणपूर्वक अस्तन्यास और हदयन्यास 


करके उसमें सब पवित्रकॉंकों रख दे। इसके 


जम: ।'“निकृत्तिकलात्यने नम: ।'“प्रतिछकलात्मने 
जम: ।' 'शान्त्यतीतकलात्मने नम: /--इन कला- 
मनोहराय उन्हें अभिमन्त्रित करे। फिर प्रणवमन्त् 
अथवा मूल-मन्त्रसे षडङ्गन्यास करके “नमः', 
“हुँ, एवं “फद्‌' का उच्चारण करके, उनमें 
क्रमशः हृदय, कवच एवं अस्त्रकी योजना 
करे॥६१-६४॥ 

यह सब करके उन पतवित्रकॉकों सूत्रोसे 
आवेष्टित करे। फिर “नमः, 'स्वाहा', 'खषट्‌', 
“ह, 'वौषद्‌', तथा 'फद्‌' इन अङ्ग-सम्बन्धी 
मन्दर उन सबका पूजन करके उनकी रक्षाके 
लिये भक्तिभावसे नग्न हो, उन्हे जगदीश्वर शिवको 
समर्पित करे। इसके बाद पुष्प, धूप आदिसे 
पूजित सिद्धान्त-ग्रन्थपर पवित्रक अर्पित करके 
गुरुकै चरणोकि समीप जाकर उन्हें भक्तिपूर्वक 
वित्रक दे। फिर वहाँसे बाहर आकर आचमन 
करे और गोबरसे लिपे-पुते मण्डतत्रयमे 
क्रमशः पञ्चगव्य, चर एवं दन्तधावनका पूजन 
करे॥ ६५--६७॥ 

तदनतर भलीभौति आचमन करके मन्त्रसे 
आकृत एवं सुरक्षित साधक रतिम संगीतको व्यवस्था 
करके जागरण करे। आधी रातके बाद भोग- 
सामग्री इच्छ स्खनेवाला पुरुष मन-ही-मन भगवान्‌ 
जका स्मरण करता हुआ कुशकी चटाईपर 
सोये। मोक्षकी इच्छा रखनेवाला पुरुष भी इसी 
प्रकार जागरण करके उपवासपूर्वक एकाग्रचित हो 
केवल भस्मकी शब्यापर सोबे॥६८-६९॥ 


हस प्रकार आदि आलेय महुरं “एविक्रधिवासतकी विधिका कर्णत” नमक 
अठहतरकाँ अध्याय पूरा हुआ#ण८# 
ee 


दे जलन समे जो कुट ह म हो. उसो पू केका 


महादेवजी कहते हैं_ स्कन्द! तदनन्तर 
प्रातःकाल उठकर स्नान करके एकाग्रचित्त हो 
संध्या-पूजनका नियम पूर्ण करके मन्त्र-साधक 
यज्ञमण्डपर्मे प्रवेश करे और जिनका विसर्जन 
नहीं किया गया है, ऐसे इशदेव भगवान्‌ शिवसे 
पूर्वो पवित्रकॉंको लेकर ईशानकोणमें बने हुए 
मण्डलके भीतर किसी शुद्धात्रमे रखें। तत्पक्षात्‌ 
देवेश्वर शिवका विसर्जन करके, उनपर चढी हुई 
निर्माल्य-सामप्रौको हटाकर, पूर्ववत्‌ शुद्ध भूमिपर 
दो बार आहिक कर्म करे। फिर सू, द्वारपाल, 
(दिवपाल, कलश तथा भगवान्‌ ईशान (शिव)-का 
शिवागमे विशेष विस्तारपूर्वक तैमित्तिकी पूजा 
करे। फिर मनत्र-तर्षण और अस्त्रमन्त्र एक 
सौ आठ बार प्रायक्षित-होम करके धीरैसे मन्त्र 
बोलकर पूर्णाहुति कर दे॥१-५॥ 

इसके बाद सूर्यदेवको पवित्र देकर आचमन 
करे। फिर द्वारपाल आदिको, दिवपालोको, कलशको 
और वर्धनी आदिपर भी पवित्रक आर्पण करे। 
तदनन्तर भगवान्‌ शिवके समीप आपने आसनपर 
बैठकर आत्मा, गण, गुरु तथा अग्निको पवित्रक 
अर्पित करे। उस समय भगवान्‌ शिवसे इस प्रकार 
प्रार्थना करे--देख! आप कालस्वरूप हैं। आपने 
मेरै कार्यके विषयमें जैसी आज्ञा दौ थो, उसका 
ठीक-ठीक पालन न करके मैने जो विहित 
कर्मको क्लेशयुक्त (शरुटियाँसे पूर्ण) कर दिया है 
अथवा आवश्यक विधिको छोड़ दिया है या 
प्रकटको गुपत कर दिया है, वह मेरा किया हुआ 
क्लिष्ट और संस्कारशून्य कर्म इस पवित्रारोपणकी 
विधिसे सर्वथा अक्लिष्ट (परिपूर्ण) हो जाव। 
शम्भो! आप अपनी ही इच्छासे मेरे इस पवित्रकद्वार 
सम्पूर्ण रूपसे प्रसन्न होकर मेरे नियमको पूर्ण 


'कौजिये।' '३% पूरय पूरय मखब्त॑ नियमेश्वराय 
स्वाहा '-इस मन्त्रका उच्चारण करे॥६--१०॥ 


पवित्रकद्वारा भगवान्‌ शिवकी पूजा करे। 
“विष्णुकारणपालितविद्याततव्रराय ३७ नमः 
शिवाय ।'-इस मनत्रका उच्चारण करके पविप्रक 
चढ़ाबे। * शिवाय 
ॐ नम; शिवाय।' इस मन्त्रका उच्चारण करके 
भगवान्‌ शिवको पवित्रक निवेदन करे। उत्तम 
तका पालन करनेवाले स्कन्द! “सर्वकारण- 
पालाय शिवाय लयाय ॐ नमः शिवाय।'-इस 
नरा उच्चारण करके भगवान्‌ शिवको “गङ्गावतारक' 
नामक सूत्र समर्पित करे॥ ११--१४॥ 

मुमु पुरुषोंके लिये आत्मतत्व, विद्यातत्व 
और शिवतत्वके क्रमसे मनतरो च्चारणपूर्वक पवित्रक 
अर्दित करनेका विधान है तथा भोगाभिलापी 
पुरुष क्रमश: शवततव, विद्यातत्व और आत्मतत्वके 
(अधिपति शिवको मन्तरोच्चारणपूर्वक पवित्रक 
अर्पित करे, उसके लिये ऐसा ही विधान है। 
मुमु पुरुष स्वाहान्त मनका उच्चारण करे और 
भोगभिलाषी पुरुष नमोञन्त मन्तरका। 'स्वाहान्त' 
नरका स्वरूप इस प्रकार है-'ॐ हाँ 
आत्यतत्वाधियतये शिवाय स्वाहा।' ' ॐ» हाँ 
विद्यातत्वाधिपतये शिवाय स्वाहा।' ‘ॐ हाँ 
| शिवतत्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा।' “ॐ हाँ 
| स्व॑तत्त्याधिपतये शिवाय स्वाहा।' (“स्वाहा' की 
जगह “नमः” पद रख देनेसे ये ही मन्त्र 
घोगाभिलावियोँके उपयोगमें आनेवाले हो जाते 
है; परतु इनका क्रम ऊपर बताये अनुसार ही 


होना चाहिये।) गङ्गावतारक अर्पण करनेके पश्चात्‌ 


हाथ जोड़कर भगवान्‌ शिवसे इस प्रकार प्रार्थना 
'करे--' परमेश्वर! आप ही समस्त प्राणियोंकी गति 
हैं। आप ही चराचर जगत्‌की स्थितिके हेतुभूत 
(अथवा लयके आश्रय) हैं। आप सम्पूर्ण भूतोके | 
भीतर विचरते हुए उनके साक्षोरूपसे अवस्थित 
हैं। मन, वाणी और क्रियाद्वारा आपके सिवा 
दूसरी कोई मेरी गति नहीं है। महेश्वर! मैंने 
प्रतिदिन आपके पूजनमें जो मनही, क्रियाहीन, 
्यहीन तथा जप, होम और अर्चनसे हीन कर्म 
'किया है, जो आवश्यक कर्म नहीं किया है तथा 
जो शुद्ध वाक्यसे रहित कर्म किया है, वह सब 
आप पूर्ण करें। परमेश्वर! आप परम पवित्र हैं 
आपको अर्पित किया हुआ यह पवित्रक समस्त 
'पापॉका नाश करनेवाला है। आपने सर्वत्र व्याप्त 
होकर इस समस्त चराचर जगत्‌को पवित्र कर 
रखा है। देव! मैने व्याकुलताके कारण अथवा 
अङ्गवैकल्य दापक कारण जिस व्रतको सत 
कर दिया है, वह सब आपको आज्ञारूप सूत्रमें 
गुबकर एक:_अखण्ड हो जाय'॥ १५-२२ ६७ 

तत्त जप निवेदन करे, उपासक भक्िपूर्वक 
भगबानकी स्तुति करे और उन्हें नमस्कार करके, 
गुरुकी आज्ञाके अनुसार चार मास, तीन मास, 
तीन दिन अथवा एक दिनके लिये ही नियम 
ग्रहण करे। भगवान्‌ शिवको प्रणाम करके उनसे 
जुटियोके लिये क्षमा माँगकर बरती पुरुष कुण्डके 
समीप जाय और अग्िमें विराजमान भगवान्‌ | 
शिवके लिये भौ चार पवित्रक अर्पित करके 
पुष्प, धूप और अक्षत आदिसे उनकी पूजा करे। 
इसके बाद रुद्र आदिको अन्तबाँलि एवं पवित्रक 
निवेदन करे॥ २३-२६॥ 

तत्पश्चात्‌ पूजा-मण्डपमें प्रवेश करके भगवान्‌ | 
शिवका स्तवन करते हुए प्रणामपूर्वक क्षमा- 


प्रार्थना करे। परायश्जि्-होम करके खौरकी आहुति 


७ अपुण » 


दे। मन्दस्वरमें मन्त्र बोलकर पूर्णाहुति करके 
अग्निम विराजमान शिवका विसर्जन करे। फिर 
व्याहति-होम करके, निहराद्वारा अग्निको निरुद्ध 
करे और अग्नि आदिको निम्नोक मन्त्रोंसे चार 
आहुति दे। तत्पक्षात्‌ दिकपालोको पवित्र एवं 
बाह्य बालि अर्पित करे। इसके बाद सिद्धान्त- 
न्धपर उसके बराबरका पवित्रक अर्पित करे। 
पूवोक्त व्याइति-होमके मन्त्र इस प्रकार हैं 
ॐ हां भूः स्वाहा।' “ॐ हां भुवः स्वाहा।' 
“ॐ हां सवः स्वाहा।' 'ॐ हां भूभुंवः स्वः 
स्वाहा।' ॥ २७--३१॥ 

इस प्रकार व्याइतियोद्वारा होम करके अग्नि 
आदिके लिये चार आहुतियाँ देकर दूसरा कार्य 
करे। उन चार आहुतियोके मन्त्र इस प्रकार है 
“ॐ हां अगे स्वाहा ।' ' ॐ हां सोमाय स्वाहा।' 
„ॐ हां अस्नीषोमाभ्यां स्वाहा।' ' ॐ हाँ आनये 
स्विषटकृते स्वाहा।' फिर गुरुको शिवके समान 
चस्त्रभूषण आदि विस्तृत सामग्रीसे पूजा करे। 
जिसके ऊपर गुरुदेव पूर्णरूपसे संतुष्ट होते हैं, उस 
साधकका सारा वार्षिक कर्मकाण्ड आदि सफल 
हो जाता है-ऐसा परमेश्वरका कथन है। इस 
प्रकार गरका पूजन करके उन्हें हदयतक लटकता 
हुआ पवित्रक धारण करावे और ब्राह्मण आदिको 
भोजन कराकर भक्तिपूर्वक उन्हें वस्त्र आदि दे। 
'उस समय यह प्रार्थना करे कि 'देवेश्वर भगवान्‌ 
सदाशिव इस दानसे मुझपर 'प्रसन्न हाँ।' फिर 
रत:काल भरिपूर्वक स्तान आदि करके भगवान्‌ 
'शंकरके श्रोविग्रहसे पवित्रकोंको समेट ले और 
आठ फूलोसे उनकी पूजा करके उनका विसर्जन 
कर दे। फिर पहलेकी तरह विस्तारपूर्वक 
नित्य-नैमितिक पूजन करके पवित्रक चढ़ाकर 
प्रणाम करके पश्चात्‌ अग्निमें शिवका पूजन 
करे ॥ ३२-३८॥ 


तदनन्तर अस्त्र-मन्त्रसे प्रायश्चत्त-होम करके 
पूर्णाहुति दे। भोग-सामग्रीकी इच्छाले पुरुषको 
चाहिय कि वह भगवान्‌ शिवको अपना सारा 
कर्म समर्पित करे और कहे--'प्रभो! आपको 
कृपासे मेरा यह कर्म मनोवाज्छित फलका साधक 
'हो।' मोक्षकी कामना रखनेवाला पुरुष भगवान्‌ 
शवसे इस प्रकार प्रार्थना को--'नाथ! यह कर्म 
मेरे लिये बन्धनकारक न हो।' इस तरह प्रार्थना 
करके आमं स्थित शिवको नाडीयोगके द्वार 
अन्तरात्म स्थित शिवमें संयोजित करे। फिर 
अुसमूहका हृदयम न्यास करके अग्निदेवका 
विसर्जन कर दे और आचमन करके पूजा- 
मण्डपके भीतर प्रविष्ट हों, कलशके जलको सब 
ओर छिड़कते हुए भगवान्‌ शिवसे संयुक्त करके 
'कहे--प्रभो! मेरी भुटियोंकों क्षणा करो।' इसके 
बाद विसर्जन कर दे॥ ३९--४२॥ 

इस प्रकार आदि आण्नेय महाएतजर्थो 


तदनन्तर लोकपाल आदिका विसर्जन करके 
भगवान्‌ शिवक प्रतिमासे पवित्रक लेकर चण्डेश्वरकी 
अतिमामे उनकी भी पूजा करके उन्हें वह पवित्रक 
अर्पित करे और शिवनिर्माल्य आदि सारी सामग्री 
पवित्रके साथ ही उन्हें समर्पित कर दे। अथवा 
वेदीपर पूर्ववत्‌ विधिपूर्वक चण्डेश्वरकी पूजा करे 
और उसे प्रार्थनापूर्वक कहे-“चण्डनाथ! मैने 
जो कुछ वार्षिक कर्म किया है, वह यदि न्यूनता 
या अधिकताके दोषसे युक्त है, तो आपकी आज्ञासे 
बह दोष दूर होकर मेरा कर्म साङ्गोपाङ्ग परिपूर्ण हो 
जाय।' इस प्रकार प्रार्थना करके देवेश्वर चण्डको 
नमस्कार करे और स्तुतिके पश्चात्‌ उनका विसर्जन 
कर दे। निर्माल्यका त्याग करके, शुद्ध हो भगवान्‌ 
शिवको नहलाकर उनका पूजन करे। घरसे पाँच 
योजन दूर रहनेपर भी गुरके समीप पवित्रारोहण- 
कर्मका सम्पादन करना चाहिये॥४३--४६॥ 
“राविजञारोपजकी विधिका वर्णन” मापक 


उन्ती अध्याय पूण हुआ0०१० 
Sen 


अस्सीवाँ 


अध्याय 


'दमनकारोपणकी विधि 


भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं--स्कन्द! अब मैं 
दमतकारोपणकौ विधिका वर्णन करुँगा। इसमें 
आ सब कार्य पूर्ववत्‌ करने चाहिये। प्राचीन 
कालमें भगवान्‌ शंकरके कोपसे भैरवकी उत्पत्ति 
हुई। भैरवने देवताओँका दमन आरम्भ किया। 
चह देख त्रिपुरारि शिवने षट होकर भैरवको शाप 
दिया--तुम वृक्ष हो जाओ।' फिर भैरवके क्षमा 


माँगनेपर प्रसन्न हो भवान्‌ शिव बोले--'जो | मुझे 


मनुष्य तुम्हारे पत्रद्वारा पूजन करेंगे, अथवा 
तुम्हारी पूजा करेंगे, उनका मनोवाज्छित फल पूरा 
होगा। उनकी इच्छा किसी तरह अपूर्ण नही 
रहेगी।' सप्तमी या त्रयोदशी तिथिको मन्वत 


उसे भगवान्‌ शंकरके वाक्यका स्मरण दिलाते हुए 
जगावे -॥ १-३॥ 
हरप्रसादसम्भूत त्वमत्र संनिधीभव। 
शिवकार्य सपुदिदश्य नेतव्योऽसि शिवाज़या॥ 
“दमनक! तुम भगवान्‌ शंकरके कृपाप्रसादसे 
प्रकट हुए हो। तुम यहाँ संनिहित हो जाओ। 
भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे उन्हींके कार्यके उद्देश्यसे 
तुम्हें अपने साथ ले जाना है।' घरपर भी उस 
वृक्षको आमन्त्रित करे और सायंकालमें अधिवासन- 
कर्म सम्पन्न करे। विधिपूर्वक सूर्य, शंकर और 
अम्तिदेवकी पूजा करके, इश्देवताके पश्चिम भागमेँ 
'मिढ्टीके साथ संयुक्त करके उस वृक्षकी जड़को 
स्थापित करे। वामदेव-मन्त्र अथवा शिरोमन्त्रसे 


पुरुष संहिता-मनत्रोसे दमनक-वृक्षकी पूजा करके 


उस वृक्षकी नाल तथा आँवलेका फल उत्तर 
दिशामें रखे। उसके टूटे हुए पत्रको दक्षिणमें तथा 
पुष्प और धावनको पूवम स्थापित करे ॥ ४- 
इंशानकोणमे एक दोनेमें उसके फल 
और मूलको रखकर भगवान्‌ शिवका पूजन करे। 
उस वृक्षकी जड़, नाल, पत्र, फूल और फल- 
इन पाचों अङ्गोंको अञ्जलिमे लेकर आमन्त्रित 
करो हुए सिरपर रखे और इस प्रकार कहे 
“दवे! मैं आज आपको निमन्तरित करता हूँ। 
कल प्रातःकाल मुझे तपस्याका लाभ लेना है 
कौ हुई उपासनाको सफल बनाना है। वह सब 
कार्य आपकौ आहासे पूर्ण हो।' तत्त्‌ पारे 
रखे हुए शेष पविप्रकको मूल-मन्त्रसे ढककर 
प्रातःकाल स्नान करनेके पश्चात्‌ जगदीश्वर शिवका 
गन्ध-पुण आदिसे पूजन करे॥ ८-१०॥ 
तदनन्तर नित्य-तैमितिक कर्म करके दमनकसे 
पूजन करें। शेष दमनककों अजञलिमें लेकर-- 


भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं--स्कन्द! अब मैं 
भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये दीक्षाकी विधि 
बताऊँगा, जो समस्त पापॉका नाश करनेवाली है 
तथा जिसके द्वारा मल और माया आदि पाशोंका | 
निवारण किया जाता है। जिससे शिष्यमें ज्ञानकी | 
उत्पत्ति करायी जाती है, उसका नाम 'दीक्षा” है। 


'ॐ हाँ आत्मतत्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा।', 
"ॐ हां विद्यातत्त्वाथिपतये शिवाय स्वाहा ।', 
"ॐ हां शिवतत्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा।', 
“ॐ हां सर्वतत्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा।'-इन 
चार मनदार दमनक चढ़ाकर शिवका पूजन 
करना चाहिये। तदनन्तर दमनककी चौथी अज्ञलि 
लेकर ' ॐ हां महेश्राय मख पू परय शूलपाणये 
जमः।-इस मन्त्रके उच्चारणपूर्वक भगवान्‌ शिवको 
अर्पित करे॥ ११-१३॥ 

इस प्रकार शिव और अग्तिकी पूजा करके 
गुरुको विशेषरूपसे अर्चना करते हुए प्रार्थना 
के भगवन्‌! मैंने दमनकद्वारा पूजनकर्ममें जो 
न्यूनता या अधिकता कर दी है, वह सब आपकी 
कृपासे परिपूर्ण हो जाय।' इस रीतिसे दमनकारोपण- 
सम्पादन करके मनुष्य चैत्रमासजनित 
सम्पूर्ण फलको पाता है और अने स्वर्ग- 
'लोकको जाता है॥ १४-१५॥ 


(पाश-बड जीव) जुद्ध विवा अतु कहा गया 
है। वह तीन प्रकारका होता है--पहला विज्ञानाकल, 
दूस प्रलयाकल तथा तीसग सकल॥ १४ ॥ 
उनमेसे प्रथम अर्थात्‌ “विज्ञानाकल' पशु केवल 
मलरूप पाशसे युक्त होता है, दूसरा अर्थात्‌ 
“प्रलयाकल' पशु मल और कर्म -इन दो पाशॉसे 


सह भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। पशु 


आबद्ध होता है तथा तीसरा अर्थात्‌ 'सकल' 


जो परपात्मके स्वल्यको पहनकर जर नघा संन्यस्कषण आपक भोग करका इय कर डाला है ओर कोका 
क्षय हो जानेकै कारण जिसके लिये शरीर और पर्व आदिका कोई बन्धन नहीं रहता. उसमें केवल सतरूदी पाश (बन्धन) रह जाता 
है, उसे 'विहानाकल' कहते हँ । मल तीन प्रकारके होते है- आवन-ल', 'कर्मज-सल', रचा 'मादेय-मल'। विकले केवल 
आणय-पल रहला है।यह विज्ञान (शत्थशान)-झररा अकल-कालासंहिङ (का भोग-बन्धनोसे शू) हो जाता है, इसलिये उसकी 
“विकल संका होते है। 

२. जिस जीवास देह, इतिप आदि प्रलपकालयें लीन हो रे है, इससे सवे मदद मल लो नही रहता, पत्‌ आनब और 
कर्मज--ये दो मलरूपी प (अन्धन) रह जाते हैं. बह कमे ही अकल (कसा) होनेकै कारण 'प्रलयाकल' कहलाता है। 


«अध्याय ८१० १६९ 


पशु कला आदिसे लेकर भूमिपर्यन्त सारे | माया तथा कर्म--त्रिविध पाशोंसे बँधा हुआ 
तत्वसमूहोंसे बँधा होता है (अर्थात्‌ वह मल, | बताया गया है।)'॥ २-३ ६॥ 

कि रर रर कर ररर प ह ज दर रु से 
कण “सकल कहा गया है। त-क अनुसार विकल प (जन)-क बे १0. क और असमासा 
कतरः (१) जोव यो करन करा है, उस क कमको रह कार जनो ली कारण उस मलका रक होने 
कण किए जब फोका त्याग हो जाल है तथ हक न क लता जक हौ जात जा से कस साल 
शो के है. हरि यह “साल तु" कार ह। रे जो भन आठ प्रक र हुँ रह 
के कब के है 


(अना सू तेण च िकोचर:। एकताका त्कः ॥ 
कल शिख च शा चिरे इसे! 

(९) अनन, (२) यकः (३) शोक, (४) एकतरः (५) एकका, (६) धृ. (७) ओकण्ठ और (८) लौ 

(२) 'असणाउ-कलुप' थे ह जिनकी कतपत अ सास नही है। ऐसे जौवात्यओको पध न सय है ऐश 
'ै। कर्म तथा तरे रहित कमलप बडे हुए जच हो “मन्छ' है और इनको संत सात करोड है। दे सब अना 
लाप अपनी कृपा करने साते त-क फक रे रप सियस रुकोक इस प्रा है 

पाणिः पोका विजतप्रतकाकाली सकलः । मलपा मलक द्वयः स्ात॥ 
'घशयायाकर्मयुश: सकहस्तेपु द्वि भेरा । आः समरकताः स॥ 
आधा नत गृ शो विधे नियोजय । भन्छ करे चोका: कोटः सा 

पलयाकल' भी दो प्रकारके होते ह~ पक्वफारहास' और ' कजर '। (१) जिसके भल तथा र्द पोका 
रिक हो गा है, थे पका होकर भोको प्रो जहे है। (२) ‘अपकर कमय देह भाग करके गाना 
प्रे कको कसो हुए कप घतत गला करो हैं। 

“ाल' चीव भौ दो है-'पकनकलुप' पेट और ' अपकणकतुष'। (१) जे जवसे मल, कर्म तथा मावा वन 
पोका परिपाक बवता जात है, वै सब सत रि होले क ै। तब थे सक्कल जीवा मने बारको है। सात 
करो मनरी जौव- वितेपैकि, जितका ऊ नर हो चुका हँ, अधिकाही ये हो ११८ म जच है। (२) अपक्वकालुष जत 
कगे हैं। 

नए शैष-मशालाकी म्ये अता सरे काल के गे है-(१) मलन, (२) कर्ण, (३) यष 
(यन), (४) तान ~हि और (९) किसुल। आधुनिक शच दर्शक आए परकारकै सला उल्लेख है, ध, र्ण 
ह माग रध या लितेन-श एक हो दस्त हैक ककर है। बह “यने थी आ यो ै। पि 
पिटक पम मोहक अ वह भ तही है, हरि विधेि-एटक प्रे गहे होनेके कएणकिदु-रकिको 
“अपए-मुि' कहा गा है। अतः उसे आधुनिक शैव रल” खाम हिर ग है। इसलिये श चार फो (मल, कर्ण, 
तोप और पाया)-के ह स्वकूपका विचार किया जाक (१) जो आह्याके स्थाथाजिक ऊन तथा क्रिा-तकतिको इक ले, वा म 
(आ अतन) कहसा है। प सल आयू कचल आच्काटन हौ ना करल, किं औदाल्पाओं लप दु त 
कालेकला पास भी यही है। (२) रेक बतु जो साम्य. हे “किक! कहते हुँ । जैसे असे दाहिका सि। वह शक्ति जैसे 
पाम रहती है वैसा हो घा स्वरूप धारण कर लेल है; अत: फारम री हुई यह सक्ति जब आपा स्वरूपको बक सेती है 
राज यह 'ोध-सि' या "तिरोधान-पाश' कहलाली है। इस अवस्थाले कर शरीरको आल मकः शीक पोषय लगा रहा है; 
आत्म उद्धारका प्र नहँ करण। (३) फलकी छे किचेर रू कर्माको हो 'कर्मयाक' कहते हैं। (४) जिस 
अफिम के समर सब कुछ लौन हो जाला है तथा सहे समय निले सब कुछ न हो जाता है, यह 'मावापाश' है। अतः 
पो धा हुआ पतु जब तजा इनका चेर कर डाल है, घी बह “परम शितत्य' अपहर” को प्राण 
कोष है। 

दका ही यत्रासि साथ है। सवाक पे ही अत रीस य होकर द्रण चको परम शिवात्वकी 
आधि कर है; ऐसा हो कहा भी है जरे ताचे स रोच रू 

“अपना प्रलयाकल' जीव तथा अपककलुश सकल कोल नि पर्क देको घरण करो है, बह पडत तथा म, 
जिः अहंकार-- इन आठ तलव युछ के कार टर" कहसा है। रशर छस ततु होत ह। अनभ 
सपन काला, काल, मिप, विण, ए, रकत और गणे ख शल, पभू पक्या दस न, चार अराःकरण और 
अप क म ब क, सै क भे पो 


१७० 


«अयु * 


म 


इन पाशोंसे मुक्त होनेके लिये जीवको आचार्यसे | पुरुषोंको दी जानेवाली समयाचारशून्य दीक्षा 


मनतराराधनकी दीक्षा लेनी होती है। वह दीक्षा दो 
प्रकारको मानी गयी है-एक “निराधारा' और | 
दूसरी 'साधारा'। उपर्युक्त तीन पशुओमेंसे विज्ञानाकल 
और प्रलयाकल--इन दो पशुओकि लिये निराधारा 
दीक्षा बतायी गयी है और सकल पशुके लिये 
साधारा। आचार्यकी अपेक्षा न रखकर शम्भुट्वारा 
ही तीव्र शक्तिपात करके जो दीक्षा दो जाती है, 
चह 'निराधारा' कही गयी है। आचार्यके शरौरमें 
स्थित होकर भगवान्‌ शंकर अपनी मन्दा, तीब्र 
आदि भेदवाली शक्तिसे जिस दीक्षाका सम्पादन 
कणे हं, यह “साधारा' कहलाती है। यह साधार। 
दीक्ष सबीजा, निज, सापिकाए और अनधिकार -- 
इन भेदोंके द्वारा जिस तरह चार" प्रकारकी हो 
जाती है, वह बताया जाता है॥४--७$॥ 
समर्थ पुरुषोंको जो समयाचारसे युक्त दीक्षा 
दी जाती है, उसे सबीजा' कहते हैं और असमर्थ 


“जिबोजा” कही गदी है॥८ ६॥ 

जिस दीक्षासे साधक और आचार्यको नित्य- 
जैभित्तिक एवं कम्य क्मामे अधिकार प्राप्त होता 
है, वह 'साधिकारा दीक्षा है। 'निर्बीजा दीक्षा' 
में दीक्षित होनेवाले लोगोंको तथा समयाचारकी 
दीक्षा लेनेवाले साधारण शिष्य एवं पुत्रकसंज्ञक 
शिष्यविशेषको नित्यकर्म-मात्रके अधिकारी होनेके 
कारण जो दीक्षा दी जाती है, वह 'निरधिकारा 
दीक्षा' कहलाती है । साधारा और निराधारा भेदसे 
जो दीक्षाके दो भेद बताये गये हैं, उनमेसे 
अत्येकके निम्माङ्कित दो रूप (या भेद) और होते 
है-एक तो “क्रियावती' कही गयी है, जिसमें 
कर्मकाण्डकौ विधिसे कुण्ड और मण्डलकी 
स्थापना एवं पूजा की जाती है। दूसरी 'ज्ञानवती 
दीक्षा' है, जो बाहा-साप्रौसे नहीं, मानसिक 
व्यापारमात्रसे साध्य है॥ 


- ारदापदसस रोषे जाए भोका विकार बने है। ने यार जेट हैव, सी, अलाबते और वथो । यबल 
हष कर्मकाण्डका पूछ उपयोग होता है। स्नान, स्रा, फु न ध्यान, पून, शङघ-स्थापत आदितै लेकर शोक 
पडि हबन-पर्स कर्म किये जाते हैं। बके शोधन-करससे पृषक-पृषक हि देर, शिकमै ली करे पुनः षटि 
तका चैतन्ययोग सणि होता है। ग़ ष्ये आफ एकका अतुधव करक हुआ आशिका दान कला है। र प्रा 
कर शिष्य धत्य-धत्प हौ जाता है। 

“बरणयी दौक्षा' नासर है। आका कर्म प्रकृतिका हैं। कौर थी प्रकृतिपुशकाणक शने कारण तमक हो है। 
इसलिये पहले समस्त रे र्का सिधि न्यास किया जाल है। पेय आपनी आश और च्छि उच वणो प्रतिलोप- 
विधिले अथा सहए-करमसे विलीन कर दे हैं पह क्रिस सम्पन होते हौ शि शरीर दिव्य हो जाता है और शुके पण वह 
पराल भिला दिया जाता है। ऐश स्थिति होनेके पड रुच पुर: शिव्यको पृथक्‌ करके दिव्य शी पटे रचा करो 
है। शिष्य पणान दिव्यधानका विकास हो है और बह कूक हो जाता है। 

“कलाकही दौक्षा'की विधि म्नि हैते शरे पाँच प्रकारको शक्यँ प्रतिहित है एके हतवेसे जातु- 
तर "तवति" है, जते तिप्त 'प्रतिहा-काक है, कषे कण्ठ-पर्द “विफ्ा-सक्ति' है, कण्ठत सलाट-पर्शा 
“कासि-शक्ति' है, ललाटले शिखा- पर “कानयकैवकला- शि" है। सं कमे पहलौको दूरी, दूसीको लसत और अन्तिम 
लाको शिवं संयुक कर्के शिष्य शिवकप कर टिका जाला है। पुनः सिके इसका विस्तार किया जाता है और शिष्य दिव्य 
भावको पराल होल है। 

“वेधमयौ दौका' पट्चक-बेधत ही है। अब गुर कूस करके आरन के का टद कर टेते है, तब इसोको “वेधपयी 
दो कहते हँ। गुरू पहले शिच्यके छ: चोका चिन्न कलो हैं और उद क्रम; कुण्डली शें विली कर हँ छ: चक्का 
हिल बिम करके सपा कटुको कले, कलाको ने, कदको चे, शासक उरे, उनीको विये और 
त्यु सय करके अपने साथ ही उस शक्तिको परे मिले हं । गुरुको इस के लिका पाश िन-िन हो 
जाता है। उसे दिव्य बोधक प्र होती है और वह सब कुछ र कर लेता है। इस प्रकार यह 'खोधमयो दा! सम्पन होती है। 


«अध्याय ८१० 


२१७१ 


इस प्रकार अधिकारप्राप्त आवार्या दीक्षा- 
कर्मका सम्पादन होता हैं।* स्कन्द! गुल्को 
चाहिये कि वह नित्यकर्मका विधिवत्‌ अनुष्ठान 
करके शिष्यका दीक्षाकर्म सम्पन्न करे। प्रणवके 
जपपूर्वक गुरु अपने कर-कमलसें अर्ध्य-जल ले 
'वरपालॉका पूजन करे। फिर विष्नोंका निवारण 
'करनेकै अनन्तर,द्वा-देहलीपर अस्तरन्यास करके 
अपने आसनपर बैठे । शास्त्रोक विधिसे भूशुद्धि 
एवं अन्तर्याग करे। तिल, चावल, सरसों, कुश, 
दुरवाङ्कुर, जौ, दूध और जल-इन सबको एकत्र 
करके विश्य बनावे। उसके जलसे समस्त 
इर्यो (पूजन-सापग्रियों)-कौ शुद्धि करे। फिर 
'तिलक-सम्बन्धी अपने सम्प्रदायके मे भालदेशमें 
तिलक लगावे । फिर पूर्ववत्‌ पूजन, मन्त्र-शोधन 
तथा पञ्चगव्य-प्राशन आदि कार्य करने चाहिये। 
क्रमशः लावा, चन्दन, सरसों, भस्म, दूषा, 
अक्षत, कुश और अने पुनः शुद्ध लावा-ये 
सब 'विकिर' (बिखलेयोग्य द्रव्य) कहे गये हैं। 
इन सब बस्तुओंको एकत्र करके सात बार अस्त्र- 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे । अस्त्र-मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित 
जलसे इनका प्रोक्षण करके फिर कवच-मन्त्र 
(हुम्‌)-से अवगुण्ठन करके यह भावना करे कि 
ये विष्नसमूहका निवारण करनेवाले नाना प्रकारके 
अस््र-श्तरहै॥ १३-१८६ ॥ 

तदनन्तर प्ादेशमात्र लंबे कुशके छत्तीस दलॉसे 
चेणीरूप खोधमय उत्तम खड्ग बनाकर उसे सात 
बार जपते हुए शिव-मन्त्रसे अभिमत्त करे। 


फिर उसे शिवस्वरूप मानकर भावनाद्वारा अपने 
हदये स्थापित करे। साथ ही जगदाधार भगवान्‌ 
'शिवकी जो झाँकी आपनेको अभाष्ट हो, उसी 
रूपमें उनका ध्यान-चिन्तन करके निष्कल परमात्मा 
शिवका आपने भीतर न्यास करे। तत्पश्चात्‌ यह 
आवना करे कि “मैं साक्षात्‌ शिव हूँ।' फिर 
सिरपर (मूल-मनत्रसे अभिमन्त्रित) श्वेत पगड़ी 
रखकर अपने शरीरको (गन्ध, पुष्प एवं आभूषणोंसे) 
अलंकृत करे। तत्पश्चात्‌ गुरु अपने दाहिने हाथपर 
सुगन्ध-दरव्य अथवा कुङ्कुमद्वारा मण्डलका निर्माण 
करे। फिर उसपर विधिपूर्वक भगवान्‌ शिवकी 
पूजा करे। इससे वह ' शिवहस्त' हो जाता है । उस 
तेजस्वी शिवहस्तको शिव-मन्त्रसे अपने मस्तकपर 
रखकर यह दृढ़ भावना करे कि 'मैं शिवसे 
अभिन्न और सबका कर्ता साक्षात्‌ परमात्मा शिव 
ही हुँ।' जब गुरु ऐसी भावना कर ले, तब वह 
यज्ञमण्डपर्मे कर्मोंका साक्षी, कलशमें यज्ञका 
रक्षक, अग्निमें होमका अधिष्ठान, शिष्यमें उसके 
अज्ञानमय पाशका उच्छेद करनेवाला तथा 
अन्तर्मे अनुग्रहीता-इन पाँच आकारोँमै 
अभिव्यक्त ईश्वररूप हो जाता है। गुरु इस 
भावको अत्यन्त दृढ़तर कर ले कि “वह परमेश्वर 
मैं हो हूँ'॥ १९-२५॥ 

तदनन्तर ज्ानरूपी खड्ग हाथमें लिये गुरु 
यज्ममण्डपके वैऋत्यकोणबाले भागमें उत्तराभिमुख 
स्थित हो, अर्घ्य, जल और पञ्चगव्यसे उस 
मण्डपका प्रोक्षण करे । ईक्षण आदि चतुष्पधान्त- 


(रोर शिष्य यदि उ दरे उसन, सुर रक, र्र एवं शीलसे सम्पन, खनी, सदाचारी, गुणात, 
लल, श अन्तवकलणस यु, जेड, टेश-कालोचिक गन और आचा सुशोप्हि,गुकुपक, शिकष्यानपरायण तथा थिए होतो भह 
उत्तम माता गया है और उसकी प्रशंसा कौ जाती है।' 


२७२ 


*अख्निपुसण * 


म 


संस्कारो उसका संस्कार करे। फिर यडमणडपमें 
'बिखरनेयोग्यपूरवोक्त वस्तुओंको बिखेरकर कुशकी 
कूँचौसे उन सबको बटोर ले और उरे कोणें 
स्थापित वार्धानी (जलपाज)-में आसनके लिये 
रख दे। मैत्रत्यकोणमे वास्तुदेवताओंका और 
पिम ट्वारपर लक्ष्मीका पूजन करे। साथ ही यह 
भावना करे कि “वे मण्डपरूपिणी लक्ष्मी देवी 
रलोकि भण्डारसे यज्ञमण्डपको परिपूर्ण कर रही 
हैं।' इस प्रकार ध्यान एवं आवाहन कर इदय- 
मन्त्र “नम: के द्वारा अर्थात्‌ "लकय चम: ।'-इस 
मन्त्रसे उनकी पूजा करनी चाहिये। इसके बाद 
ईशानकोणमें सप्तधान्यपर स्थापित किये हुए 
बस्त पञजरलयुक्त एवं जलसे परिपूर्ण 
'पश्चिमाभिमुख कलशपर भगवान्‌ शंकरका पूजन 
करे। फिर उस कलशके दक्षिण भागमें सिंहपर 
विराजमान पश्चिमाभिमुखो शक्ति खड्गरूपिणी 
वार्धानीका पूजन करे॥ २६--३०॥ 

तदनन्तर पूर्व आदि दिशाओंमें इद्र आदि 
'दिवपालॉका और इसके अन्तमं विष्णुभगवान्‌का 
पूजन करे। ये सब-के-सब प्रणवमय आसनपर 
विराजमान हैं तथा अपने-अपने वाहनों और 
आगुधोसे संयुक्त हैं-ऐसी भावना करके उनके 
जामोके अन्तमें "नमः पद जोड़कर उन्हींसे 
उनकी पूजा करे। यथा--'इद्धाय नमः।' विष्णवे 
नमः ।' इत्यादि। पहले पवक वार्ानीको भलोभौति 
हाथमे ले, उसे कलशके सामनेकी ओरसे ले 
जाकर प्रदक्षिणक्रमसे उसके चारों ओर चुमावे 
और उससे जलकी अविच्छिन्न धारा गिराता रहे। 
साथ ही मूलमन्रक उच्चारण कखे हुए लोकालोके 
भगवान्‌ शिवकी तिम्माङ्कित आज्ञा सुनावे 
'लोकपालगण! आपलोग यथाशक्ति सावधानीके | 
साथ इस यहकी रक्षा करें।' यों आदेश द, नचे 
(एक कलश रखकर उसके ऊपर उस वार्घानीको | 


स्थापित कर -दे। तचत सुस्थिर आसनवाले 
कलशपर भगवान्‌ शंकरका साङ्ग पूजन करे। इसके 
बाद कला आदि पडघ्वाका न्यास करके शोधन करे 
और वार्षानीमें अस्त्रकी पूजा करे ॥ ३१--३४॥ 
पूजाके मन्त्र, इस प्रकार हैं ॐ हः 
अस्वासनाय हूं फट्‌ नमः ।',' ॐ ॐ असूर्ये 
हूं फट्‌ नमः १,“ ॐ हूं फद पाशुपतास्त्राय नमः ।', 
"ॐ ॐ हृदयाय हूँ फद्‌ नम: ।', “३9 रं शिरसे 
हूं फद्‌ नमः ।', ` ॐ यं शिखायै हूं द्‌ नमः।' 
“ॐ शुं कवचाय हूं फट्‌ नमः।',' ॐ हुँ फट्‌ 
अस्वाय हूं फट्‌ नपः।' इसके बाद पाशुपतास्त्के 
स्वरूपका इस प्रकार चिन्तन करे--'उनके चार 
मुख हैं। प्रत्येक मुखम दाढ़ें हैं। उनके हाथोंमे 
शक्ति, मद्र, खड्ग और त्रिशूल हैं तथा उनको 
प्रभा करोड़ों सूयोके समान है।' इस प्रकार ध्यान 
करके लिङ्गमुद्ाे प्रदशनद्वारा भगलिङ्गका समायोग 
करे। हदय-मनत्र (नम; )-का उच्चारण करते 
र जु कलराका स्पर्श करे और मुट्ठीसे 
चाा्ीका। भोग और मोक्षकौ 
'सिडिके लिये पहले मुट्ठौसे वार्धानीका ही स्पर्श 
करना चाहिये। फिर कलशके मुखभागकी रक्षाके 
लिये उसपर पूर्वोकत ज्ञान-खड्ग समर्पित करे। 
साथ हो मूल-मन्त्रका एक सौ आठ बार जप 
करके वह जप भौ कलशको निवेदन कर दे। 
उसके दशमांशका जप करके वार्षानीमे उसका 
अर्पण करे। तदनन्तर भगवानूसे रक्षाके लिये 
प्रार्थना करे-'सम्पूर्ण यज्ञको धारण करनेवाले 
भगवान्‌ जगनाथ! बड़े यलसे इस यज्ञ-मन्दिएका 
निर्माण किया गया है? कृपया आप इसकी रक्षा 
करें"॥ ३५-४०॥ 
इसके बाद वायव्यकोणरमे प्रणवमय आसनपर 
विराजमान चार भुजाधारी गणेशजीका पूजन करे। 
ततश्‌ वेदीपर शिवका पूजन करके अर्घ्य 


„अध्याय ८१० 


१७३ 


हाथमे लिये साधक यजञकुंण्डके पास जाय। वहाँ | भच खू क अम्तिकी सात िहाओके नाम 


बैठकर मनत्र-देवताकी तृष्तिके लिये जायें भागमें 
अर्घ्य, गन्ध और भृत आदिको तथा दाहिने भागे 
समिधा, कुशा एवं तिल आदिको रखकर कुण्ड, 
अस्ति, खुक्‌ तथा भूत आदिका पूर्ववत्‌ संस्कार 
करके, हदये ऊर्ध्वम अस्लिकी प्रधानताका 
चिन्तन करें तथा अगिं भगवान्‌ शिवका पूजन 
करे। फिर गुरू अपने शरीरम, शिवकलशमें, 
मण्डलम, अगन और शिष्यकी दहं सृष्िन्यासकी 
रीतिसे न्यासकर्मका सम्पादन करके अध्वाका 
विधिपूर्वक शोधन केके पञ्चात्‌ कुण्डकी लंबाई- 
चौड़ाईके अनुसार हो अग्निदेवके मुखको लंबाई- 
चौड़ाईका चिन्तन करके अग्तिजिह्वाओके नाम- 
नरके अन्तमं "नमः" (एवं 'स्वाहा') बोलकर 
अभीष्ट वस्तुकी आहृतियाँ देते हुए अग्तिदेवको 
तृप्त करे। अग्निकी सात जिह्लाओंके सात 
बीज हैं। होमके लिये उनका परिचय दिया 
जाता है॥४१-४५॥ 

रेफरहित अन्तिम दो वर्णोके सभी (अर्थात्‌ 
सात) अक्षर यदि रकार और छठे स्वर (ङ)- 
पर आसद हों और उनके भी ऊपर चन्द्रिन्दुरूप 


इस प्रकार हैं-हिरण्या, कनका, रक्ता, कृष्णा, 
सुप्रभा, अतिरका तथा बहुरूपा। ईशान, पूर्व, अग्नि, 
त्त्य, पश्चिम, वायव्य तथा मध्य दिशामें क्रमशः 
इनके मुख हैं। (अर्थात्‌ एक त्रिभुजके ऊपर दूसरा 
त्रिभुज बनानेसे जो छः कोण बनते हैं, थे क्रमशः 
ईशान, पूर्व, अग्नि, न्हय, पश्चिम तथा वायव्यकोणमें 
स्थित होते हैं। अग्निकी हिरण्या आदि छः 
जिह्ाओँको इन्हीं छः कोणोमें स्थापित करे तथा 
अन्तिम जिह बहुरूपा को मध्यरमे)'॥ ४६-४७॥ 

शान्तिक एवं पौष्टिक कर्ममे खीर आदि मधुर 
फदारयोद्वारा होम करे। परंतु अभिचार कर्में 
सरसॉंकी खली, सतू, जौकी काँजी, नमक, राई, 
मठा, कड़वा तेल, काटे तथा टेढी-मेदी 
'समिधाओद्ाराक्रोधपूर्वक भाष्याणु (भाष्यमन्त्र)- 
से हवन करे।' कदम्बकी कलिकाओंद्वारा होम 
'करनेसे निश्चय ही यक्षिणी सिद्ध हो जाती है। 
वशीकरण और आकर्षणकी सिद्धिके लिये बन्धूक 
(दुषहरिया) और पलाशके फूलॉका हवन करना 
चाहिये। राज्यलाधके लिये बिल्वफलका और 
लक्ष्यीकौ प्राप्तिक लिये पाटल (पाढ़र) एवं 


शिखा हो तो वे ही अग्निकी सात जिह्राओकि | चम्पके फूलॉका होम करे। चक्रवर्ती सप्राटका 
क्रमशः सात बीज-मन्त्र हैं। (यथा--हे ल दूँ | पद पानेके लिये कमलॉका तथा सम्परिके लिये 


(दे बोन अगो एय आदि स रो कमक आदिय ले जे है और असवे मदः पद जबक नम-मन्ोसे 
'ऐ उनकी पूजा कौ जाती है। यथा-न जय: । कनकाः रान: कै नमः सप 


जक, स अतिकाय जम: |, हँ बहुल नमः 


२, सोमश इन न्क स्वरुप तथा कागनाभेदवे विन के इनके उपयोगके विव इस प्रकार लिखा है 


जलमि्पा॥ 


र्वखल्लार। (कर्षकाण्ड-क्रमावली ६९४-५६७) 
3. सोमे मये इसके बाद यह एक श्लोक अधिक है 
'विद्याधरावलाधाय चनु फुरम्‌। अक पद्चकिङल्कैनुहुयात्‌ सधको: ॥ 
“साधक मसि चाहिये कि वह "विषाय की रे किये कपूर, अतुरू और मुगले अचका कमलके केसेस 


कतके 


भक्षय-धोज्य पदार्धोका होम करे। दूर्वाका हवन | मूल-मनरमे जो बोर्ज हों, उन्हें 'शिखा' (वेषद)- 
'किया जाय तो उससे व्याधियोंका नाश होता है। | से सम्पुटित करके अन्त 'हूं फट्‌' जोड़कर जप 


समस्त जीबॉको दशमे कानके लिये विद्वान पुरुष | करे तो उससे मन्त्रको दीपन होता है। ' ॐ हूं 
प्रियङ्गु तथा कदलीके पुष्पोंका हवन करे। आमके | शिवाय स्वाहा" इत्यादि भन्त्रोसे तर्पण किया 


'पत्तेका होम ज्वरका नाशक होता है॥ ४८-५२ ॥ 

मृत्युक्ाय देवता या मन्त्रका उपासक मृत्युविजयी 
होता है। तिलका होम करसे अभ्युदयको प्राप्त 
होती है। रुद्रशान्ति समस्त दोषोंकी शान्ति करनेवाली 
होती है। वे अब प्रस्तुत प्रसंगको पुनः प्रारम्भ 
करते हैं*॥ ५३॥ 

एक सौ आठ आहुतियॉसे मूलका और उसके 
दशांश आहुतियॉंसे अङ्गोंका तर्पण करे। यह हवन | 
अथवा तर्पण मूलमन्त्रसे ही करना चाहिये। फिर 
पूर्ववत्‌ पूर्णाहुति दे। शिष्योंका दीक्षामें प्रवेश 
'करानेके लिये प्रत्येक शिष्यके निमित मूलमन्त्रका 
सौ बार जप करना चाहिये। साथ हौ दुर्निमित्ताँका 
निवारण तथा शुभ निभित्तोकी सिद्धिके लिये 
मूलमनत्रसे पूर्ववत्‌ दो सौ आहुतियाँ देन चाहिये। 
पहले बताये हुए जो अस्त्र-सम्बन्धी आठ मन्त्र 
हैं, उनके आदिमें मूल और अन्तमें *स्वाहा' 
जोड़कर पाठ करते हुए एक-एक बार तर्पण करे। 


जाता है। इसी प्रकार ३» ॐ शिवाय हूं फट्‌।' 
इत्यादि दीपन-मनत्र हैं ॥५४--५७ ३॥ 

तदनन्तर शिव-मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलसे 
यौ हुई बटलोईको कवच-मन्त्रसे अवगुष्ठित 
करके उसमें रोली-चन्दन आदि लगा दे। फिर 
उसके गलेमें हँ फट मनत्रसे अधिमन्त्रित उत्तम 
कुर और सूत्र बाँच दे। इससे चरकी सिद्धि होती 
है। फिर धर्म आदि चार पायोंसे युक्त चौकी 
आदिका आसन देकर उसके ऊपर बने हुए 
अर्थचन्द्राकार मण्डलमें उस बटलोईको रखे तथा 
उसे आराध्यदेवताकी मूर्ति मानकर उसके ऊपर 
आवात्पक पुष्पोंसे भगवान्‌ शिवका पूजन करे। 
अथवा उस बटलोईके मुखको वस्त्रसे बाँध दे 
और उसपर बाहपुष्योंसे शिवका पूजन करे। 
इसके बाद पश्चिमाभिमुख रखे हुए चूल्हेको देख- 
भालकर शुद्ध करके “उसमें अहंकार-बीजका 
ज्यास करे। तत्पक्ष उसे कुण्डके दक्षिण भागम 


7 77:75 लिखे है उनका रून है कि 
विफ्मष्यरताशाब..... चूतपआलि, 


अका नाल करके लिये आवो चना हक को । उन पलो घे आए के अच पौ दोका उनको 
अति दे। पती आहि पौकी आहुतिके साथ देती चाहिये। एससे न पको लाघ होता है उस पुरषक्षा ऋप लेकर कहे 


“ॐ अमुक ज्या ज स यच 


कि निना ग को। जलते जोस चलेका पन रे बन अच गुप दिलॉकी आह दे! 
तिलके इस होमसे मनुष्य आकाशे ऐसे येचॉको स्थापित कर सक है, जो सम्पूर्ण दिगन्तो तंथा पृथ्वीको सकि जलसे आप्लाधित 
करे समथ ह फिर श्र ही कलने उन चको बरे लिये न । जन स्क 3: कली तहं मचत 
सरीर हँ फद।' है 

“समस्त उपयो नाशके लिये रमन्ते शान्ति अधिषेक करे कथा शिल आदिये विधिपूर्वक होम-यज्ञ करे। अब प्रस्तुत विषयका 
दन कलो है 


«अध्याय ८१० 


रखे और यह भावना करे कि “इस चूल्हेका शरीर 
घर्माधर्ममय है।” फिर उसकी शुद्धिके लिये उसके 
स्पर्शपूर्वक अस्त्र-मनत्रका जप करे। इसके बाद 
अस्त्रमन्त्र (फट्‌ )-के जपसे अभिमन्त्रित गायके 
चीसे मार्जित हुई उस बटलोईकों चूल्हेपर 
चढ़ाबे ॥५८--६२१॥ 

उसमें अस्त्र-मनत्रे शुद्ध किये हुए गोदुग्घको 
सौ बार प्रासाद-मन्त्र (हाँ)-से अभिमन्त्रित 
करके डाले। फिर उस दूधमें साँवा आदिके 
चावल छोडे। उसकी मात्रा इस प्रकार है-एक 
शिष्यकी दीक्षा-विधिके लिये पाँच पसर चावल 
डाले और दो-तीन आदि जितने शिष्य बढ़े, उन 
सबके लिये क्रमशः एक-एक पसर चावल 
बढ़ाता जाय। फिर अस्त्र-मनत्रसे आग जलावे एवं 
कबच-मन्त्र (हुम्‌)-से बटलोईको ढक दे। 
साधक पूर्वाभिमुख हो उक्त शिवाश्निमें मूल- 
मन्त्रे उच्चारणपूर्वक चरुको पकाबे। जब वह 
अच्छी तरह सौझ जाय, तब वहाँ सुवाको घीसे 
भरकर स्वाहान्त सहिता-मन्ोद् उस चूलें ही 
*हप्लाभिषार' नामक आहुति दे। तदनन्तर मण्डलम 
'चरु-स्थालीको रखकर अस्तर-मन्त्रसे उसपर कुश 
रख दे। इसके बाद प्रणयसे चूल्हेमें उल्लेखन और 
'इदय-मन्त्रसे लेपन करके पूर्ववत्‌ 'तप्ताभिघार' 
के स्थानमें 'सीताभिघार” नामक आहुति दे। इस 
तह चूल्हा शीतल होता है। सौताभिषार-आहुतिकी 
'विधि यह है कि संहिता-मन्त्रॉके अन्ते ' वौधद्‌" 
पद जोड़कर उसके ड्वारा कुण्ड-मण्डपके पश्चिम 
भागमें दर्भ आदिके आसनपर प्रत्येक शिष्यके 
'निमिततसे एक-एक आहुति दे। फिर सुक्र 
सम्पात-होम केके पश्चात्‌ संहिता-मनत्रसे शुद्ध 
करे। फिर अन्ते 'बषद्‌' लगे हुए उसी संहिता- 
मन्त्र एक बार चर लेकर धेनुमुदवाद्वारा उसका 
अमृतीकरण करे। इसके बाद वेदीपर उसके द्वारा 


ान्ति-होम करे॥ ६३-७० ६॥ 

त्क्ष गुरु अपने शिष्येकि लिये, अग्तिदेवताके 
लिये तथा लोकपालोकि लिये घृतसहित भाग 
नियत करे। ये तीनों भाग समान घीसे युक्त होते 
हैं। इन सबके नाम-मन्त्रॉके अन्तमें 'नमः' पद 
"लगाकर उनके द्वारा उनका भाग अर्पित करे और 
उसी मन्त्रसे उन्हें आचमनीय निवेदित करे। 
दन्त मूल-मन्त्रसे एक सौ आठ आहुति देकर 
[विधिवत्‌ पूर्णाहुति होम करे। इसके बाद मण्डलके 
भीतर कुण्डके पूर्वभागपें अथवा शिव एवं कुण्डके 
अध्यभागमें हदय-मन्त्रे रुद्र-मातृकागण आदिके 
लिये अन्तर्बलि अर्पित करे। फिर शिवका आश्रय 
ले, उनकी आज्ञा पाकर एकत्वकी भावना करते 
हुए इस प्रकार चिन्तन करे--'मैं सर्वज्ञता आदि 
गुणोंसे युक्त और समस्त अध्वाओँके ऊपर 
विराजमान शिव हूँ। यह यज्ञस्थान मेरा अंश है। 
मैं यज्ञका अधिष्ठाता हूँ” यों अहंकार--शिबसे 
अपने ऐकात्प्य-बोधपूर्वक गुरु यज्ञमण्डपसे बाहर 
निकले॥७१-७५६॥ 

'फिर अस्ब-मन्तर फद्‌ )-द्वारा निर्मित मण्डले 
पू्वाप्र उत्तम कुश बिछाकर, उसमें प्रणबपय 
आसनकी भावना करके, उसके ऊपर स्नान किये 
हुए शिष्यको बिठावे। ठस समय रिष्यको धेत 
स्त्र और श्वेत उत्तरीय धारण किये रहना 
चाहिये। यदि यह मुक्तिका इच्छुक हो तो उसका 
मुख उत्तर दिशाकौ ओर होना चाहिये और यदि 
वह भोगका अभिलाषी हो तो उसे पूर्वाभमुख 
बिठाना चाहिये। शिष्यके शरीरका घुटनॉसे ऊपरका 
[ही भाग उस प्रणवासनपर स्थित रहना चाहिये, 
जौचेका भाग नहीं। इस प्रकार बैठे हुए शिष्यकी 
ओर गुरु पूर्वाभिमुख होकर बैठे। मोक्षरूपी 
प्रयोजनको सिद्धिके लिये शिष्यके पैराँसे लेकर 
शिखातकके अङ्गोका क्रमशः निरीक्षण करना 


चाहिये और यदि भोगरूपी प्रयोजनकी सिद्धि 
अभीष्ट हो तो इसके विपरीत क्रमसे शिष्यके | 
अज्ञॉपर दृष्टिपात करना उचित है, अर्थात्‌ उस 
दशमे शिखासे लेकर पैरॉतकके अङ्गका क्रमशः 
निरीक्षण करना चाहिये।* उस समय गुरुकी 
दृष्ट शिष्यके प्रति कृपाप्रसाद भरा हो और वह 
दृष्टि शिष्यके समक्ष शिवके ज्योतिर्मय स्वरूपको | 
अनावृतरूपसे अभिव्यक्त कर रही हो। इसके बाद 
अस्त्र-मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलसे शिष्यका प्रोक्षण 
करके मन्ाम्बु-स्नानका कार्य सम्पन्न करे (प्रोकषण- 
अनस ही यह स्तान सम्पन्न हो जाता है)। 
तदनतर विष्तॉकी शान्ति और पापोंके नाशके 
लिये भस्म-स्नान करावे। इसकी विधि यों है 
अस्त्र-मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित भस्म लेकर उसके 
दाय शिष्यकों सृष्टि-संहार-योगसे ताडित करे 
(अर्थात्‌ ऊपरसे नौचे तथा नौचेसे ऊपरतक 
अनुलोम-विलोम-करमसे उसके ऊपर भस्म 


छिड्के) ॥ ७६-८०॥ 

फिर सकलीकरणके लिये पूर्ववत्‌ अस्त्र 
जलसे शिष्यका प्रोक्षण करके उसकी नाभिसे | 
'ङपरके भागमें अस्त्-मन्त्रका उच्चारण करते हुए 
कुशाग्रसे मार्जज करे और हदय-मन्त्रका उच्चारण 
करके पापॉके नाशके लिये पूर्वो कुशोके 
मूलभागसे नाभिके नीचेके अङ्गा स्पर्श करे। 
साथ ही समस्त पाशोंको दो टूक करनेके लिये 
पुनः अस््रमनरसे उन्ही कुशॉड्रारा यथोचरूपसे 
मार्जन एवं स्पर्श करे। तत्पश्चात्‌ शिष्यके शरीरमें 
आसनसहित साङ्ग-शिवका न्यास करे। न्यासके 
पश्चात्‌ शिवकी भावनासे ही पुष्प आदि द्वारा 
उसका पूजन करे। इसके बाद नेत्र-मनत्र ( वौषट्‌ ) 
अथवा हृदय-मन्त्र (नमः )-से शिष्यके दोनों | 
रोम शेत, कोरदार एवं अभिमन्त्रित वस्त्रसे 
ट्टी बाँध दे और प्रदक्षिणक्रमसे उसको 


शिवके दक्षिण पार्थमे ले जाय। वहाँ पहुत्थ 
(कहो अध्वाओंसे ऊपर उठा हुआ अथवा उन 
होसे उत्पन) आसन देकर यथोचित रीतिसे 
शिष्यको उसपर बिठावे॥ ८९-८४६॥ 

संहस्र शिवमूर्तिसे एकीभूत अपने- 
आपको उसके हृदय-कमलमें अवरुद्ध करके 
उसका काय-शोधन करे। ततष्‌ न्यास करके 
उसकी पूजा करे। पूर्वाभिमुख शिष्यके मस्तकपर 
मूल-मनरसे शिवहस्त रखना चाहिये, जो रुद्र एवं 
ईशका पद प्रदान करेवाला है। इसके बाद 
शिव-मतसे शिष्यके हयम शिवकी सेवाकी पराके 
उपायस्वरूप पुष्प दै और उसे शिवपर ही 
चढ़वावे। तदनतर गुरू उसके नत्र हुए वरको 
हटाकर उसके लिये शिवदेवगरणाङ्कित स्थान, मल, 
जाम आदिकी उद्धावना करे, अथवा अपनी 
इच्छे हौ ब्राह्मण आदि योक क्रमशः नामकरण 
करे॥ ८५-८८३ ॥ 

'शिव-कलश तथा वार्धानीको प्रणाम करवाकर 
अधिके समीप अपने दाहिने आसनपर पूर्ववत्‌ 
उत्तराभिमुख शिष्यको बिठावे और यह भावना 
करे कि “शिष्यके शरीरसे सुदुम्णा निकलकर मेरे 
शरीरमें विलीन हो गयौ है।' स्कन्द! इसके बाद 
मूलमन्त्रसे अभिमत दष लकर उसके अग्रभागको 
तो शिष्यके दाहिने हाथमें रखे और मूलभागको 
अपनी जंघापर। अथवा अग्रभागको ही अपनी 
जंघापर रखे और मूलभागको शिष्यके दाहिने 
हाथयें ॥८९-९१६॥ 

शिव-मन्तर्वारा रेचक प्राणायामकी क्रिया 
करते हुए शिष्यके इदम प्रवेशकी भावना करके 
पुनः उसी मन्त्रसे पूरक प्राणायामद्वारा अपने 
हृदयाकाशमें लौट आनेक भावना करे। फिर 
'शिवाम्निसे इसी तरह नाडी-संधान करके उसके 
संनिधानके लिये इदय-मन्त्रसे तीन आहृतियाँ दे। 


सोमस्य ककर. कमाकली' सोक ७०४ ये टिका न इसे विरत है। ह की भी विलो के स्थानने 


“पक मुक विलोमह' फ है। 


«अध्याय ८२० 


'शिवहस्तकी स्थिरताके लिये मूल-मन्त्रसे एक सौ | शिष्य समय-दक्षामें संस्कारके योग्य हो जाता 
आहुतियोंका हवन करे। इस प्रकार करलेसे | है ॥ ९२--९५॥ 
इस प्रकार आदि आगे महादुराणमें “समय दीखको योग्यताके आपादक-तिधानका वर्णत नामक 
इक्या अध्याय पूरा हुआ॥८१॥ 


बयासीवाँ अध्याय 
समय-दीक्षाके अन्तर्गत संस्कार-दीक्षाकी विधिका वर्णन 
भगवान्‌ शिव कहते हैं--घडानन! अब मैं | हुए रेचक प्राणायामके सहयोगसे उसका वागीश्वरी 
संस्कार-दीक्षाकी विधिका वर्णन करूँगा, सुनो-- | देवीकी योनिमें भावनाद्वारा आधान करे। उक्त 
अग्निमें स्थित महेश्वरके शिवा-शिवमय (अर्ध- | मन्त्रका स्वरूप इस प्रकार है--& हां हां 
जारीक्षर) रूपका अपने हृदयमें आवाहन को। | हामात्मने नमः। इसके बाद अत्यन्त प्रज्वलित 
शिव और शिवा दोनों एक शरमं ही परस्पर | एवं 
सदे हुए हैं--इस प्रकार ध्यानद्वारा देखकर उनका | आहुति दे। अप्रज्वलित तथा धूमयुक्त अगन 
पूजन करके हदय-मन्त्रसे संतर्पण करे। फिर | किया 
उनके संनिधानके लिये हदय-मन्त्रसे ही अग्निमें | अग्निको लें दक्षिणावर्त 
पाँच आहुतियाँ दे। तदनतर असम-मत्रसे अधिमख्ित | उत्तम गन्ध प्रकट हो रहो हो 
पुव शिष्यके हदयमें ताना दे, अर्थात्‌ उसके | सुस्थ प्रतीत होती हो तो उसे श्रेष्ठ बताया गया 
वक्षपर उस फूलको फेंके। फिर उसके भौतर |है। इसके विपरीत जिस अभ्निसे चिनगारियाँ 
प्रकाशमान नक्षत्रकी आकृतिमें चैतन्य (जीव)- | छूटती हों तथा जिसकी लपट धरतीको ही चूम 
की भावना करें। तत्पक्षा्‌ हुंकारयुक रेचक | रही हो, उसे उत्तम नहीं कहा गया है*॥ ५-८॥ 
प्णायामके योगसे शिष्यके हृदयमें भावनाड़ारा | इस प्रकारके चिहोंसे शिष्यके पापको जानकर 
प्रवेश करके संहारिणीमुद्राहगग उस जोवचैतनयको | उसका हवन कर दे, अथवा पाप-भक्षण-निमित्तक 
वहाँसे खाँचकर पूरक प्राणायामके योगसे उसे | होमसे उस पापको जला डाले। फिर नूतन रूपसे 
अपने हदयमें स्थापित करे॥ १-४॥ उसमें द्विजत्वकी प्राप्ति, रुद्रांशकी भावना, आहार 
तदनन्तर 'उद्धव' नामक मुद्राका प्रदर्शन | और बीजकी शुद्धि गर्भाधान, गर्भ स्थिति (पवन), 
करके हत्सम्पुटित आत्ममन्त्रका उच्चारण करते | सौमन्तोन्नयन, जातकर्म तथा नामकरणके लिये 
जलकर कर लाजालाम हक» ललल थे हरे जाम न प्लान स ह फ सका 
जो लिये अक लक्षण दिये गने १ । वे रोक इस कत है” 
अभीयाशिकुओ ॥ वित्य स भर्ता जुस्तल्पा; ॥ 
सुण्पो गुस्हन्ता च गोष्न फृतनाशनः । कृशेऽग्ती शवगन्धे च गर्सूँविनाशनः ॥ 
अतत लोब दाहः कम्प नः | बे लु कसय नोज गक 
हरे अके सक द कगे दप क बि पिट इस आ विको. ए प्रकट होल हो 
तो यह जानना चाहिये भिता, हत्यारा, गुरुपत्गीगायौ, शाची, गुरुपाही, गोवध करनेवाला तथा कृतप्न रहा है। यदि 
अन्ति क्षोण हो और उससे मुर्देको-स्री बदबू आ रही हो ठो उस शिष्यको गर्भ-हत्यारा और स्वामिघातों समझना चाहिये। यदि शिष्यम 
अं घ ही उगे आइ व भागका ट सय लाए चन टिन ३ ज स न स घो केल है 


उससे आदेवे कम्पन होने लगता है। यदि सिषयनै कल्क पाय किया है से असे किसी बसतुके फूटनेकी-सी आवाज होती 
है। यदि किय गली है को उसके सनि होने आग निस्तेज हो जाती है ।' 


।362 अग्नि पुराण ७ 


पृथक्‌-पृथक्‌ मूल-मन्त्रसे एक सौ पाँच-पाँच 
आहतियाँ दे तथा चूडाकर्म आदिके लिये इनकी 
अपेक्षा दशमांश आहुतिया प्रदान करे। इस प्रकार 
जिसका बन्धन शिथिल हो गया है, उस जीवात्माके 
भीतर जो शक्तिका उत्कर्ष होता है, बही उसके 
ख्दरपुत्र होनेमें निमित्त बनकर “गर्भाधान' कहलाता 
है। स्वतनततापूर्क उसमें जो आत्मगुणोंकी अभिव्यक्ति 
होती है, उसीको यहाँ “पुंसवन” माना गया है। 
माया और आत्पा--दोनों एक-दूसरे पृथक्‌ हैं, 
इस प्रकार जो विवेक-ज्ञान उत्पन होता है, 
उसका नाम यहाँ 'सीमन्तोल्यन' है॥९--१३॥ 

शिव आदि. शुध सद्स्तुको स्वीकार करना 
“जन्म' माना गया है। मुझमें शिवत्व है अथवा मैं 
शिब हूँ, इस प्रकार जो बोध होता है, वही 
'शिवत्वके योग्य शिष्यका “नामकरण' है। संहार- 


करे। तदनन्तर कुम्भक प्राणायामके योगपूर्वक 
मूल-मन््रका उच्चारण करते हुए उस समय 
इदयके भीतर शक्ति और शिवको समरसताका 
सम्पादन करे॥ १४-१६॥ 

ब्रह्मा आदि कारणोंका क्रमशः त्याग करते 
हुए रेचक-योगसे जीवात्माको शिवके समीप ले 
जाकर फिर उद्धवमुद्रके द्वार उसे वापस ले ले 
और पूर्वोक्त हत्सम्पुटित आत्ममनत्रदारा रेचक 
प्राणायाम करते हुए विधानवेत्ता गुरु शिष्यके 
'इृदय-कमलकी कर्षिकामे उस जीवात्पाको स्थापित 


कर दे। इसके बाद गुरू शिव और अग्निकी 
तत्कालोचित पूजा करे और शिष्यसे अपने लिये 
प्रणाम करवाकर उसे समयाचारका उपदेश दे। 
बह उपदेश इस प्रकार है-'इश्देबला (शिव)- 
को कभी निन्दा न करे; शिव-सम्बन्धी शास्तरोकी 
भो. तिनदा दूर रहे; शिव-निर्माल्य आदिको 
कभी न लाँचे। जौवन-पर्यन्त शिव, अग्नि तथा 
गुरुदेवको पूजा करता रहे। बालक, मूड, वृद्ध, 
स्त्री, भोगार्थी (भूखे) तथा रोगी मनुष्योंको 
थाति धन आदि आवश्यक वस्तुएं दे।' समर्थ 
पुरुषके लिये सब कुछ दान करनेका नियम 
बताया गया है॥ १७--२१॥ 

तके अङ्गभूत जटा, भस्म, दण्ड, कौपीन 
एवं संयमपोषक अन्य वस्तुऑंको ईशान आदि 
जामाँसे अथवा उनके आदियें 'नमः' लगाकर उन 
जाम-मन्तरोसे क्रमश: अभिमन्त्रित करके स्वाहान्त 
संहिता-मन्तरोंका पाठ करते हुए उन्हें पमे 
रखे और पूर्ववत्‌ सम्पाताधिहत (संस्कारविशेषसे 
संस्कृत) करके स्थण्डिलेश (वेदौपर स्थापित- 
पूजित भगवान्‌ शिव)-के समक्ष उपस्थित करे। 
इनकी रक्षाके लिये क्षणभर कलशके 
जौचे रखे। इसके बाद गुरु शिवसे आज्ञा लेकर 
उक्त सभी चसु घारी शिष्यको आर्पित 
करे॥ २२-र४॥ 

इस प्रकार विशेषरूपसे विशिष्ट समय-दीक्षा- 
सम्पन्न हो जानेर शिष्य अलिहोम तथा आगमज्ञानके 
योग्य हो जाता है*॥२५॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “समय-दीक्षाके अन्तर्गत संस्कार-दीक्षाकी विधिका वर्णन” नामक 
दीका अम्याय पूरा हुआ७ ८२७ 
i 


सोमक च पस लिमाकित फले अपक ह 


विन 
'जडीसघानहोमसतु मनां तनं श पूर्वजः समुर दिना तथा॥ 
जेकयसयासि संस्कारो र्ाशाउटन.... ता ॥ दया पिके होयक ायसहसम्‌॥ 


दोका सामयो प्रोका देशस 
“ताडौसंधान-होम, मनल्पण, शिष्यका पूरते उधर, उसे गृतनरूपसे हिसलका 


(श्लोक ७१-७५९) 
सका 


आपादन तथा पदिन सौ बार या सड बार होमन कियो ' सामयी-दौदा' कहा गया है।यह सेल पर 


कलेवल है।' 


= अध्याय ८३० 


तिरासीबाँ अध्याय 


निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत अधिवासनकी विधि 


भगवान्‌ शंकर कहते हैं-यडानन स्कन्द! 
तदनन्तर निर्वाण-दीक्षामें पाशबन्धन-शक्तिके लिये 
और ताडन आदिके लिये मूल-मन्त्र आदिका 
'दीपन करे। उस समय प्रत्येकके लिये एक-एक 
या तीन-तीन आहुति देकर मन्त्रोंका दौपन-कर्म 
सम्प करे । आदियें प्रणव और अन्तम 'हूं फद' 
लगाकर बौचमें बीज, गर्भ एवं शिखाबन्ध-स्वरूप 
तीन 'हूं' का उच्चारण करे। इससे मूल-मनत्रका 
दीपन होता है, यथा--' 3 हु हूं हु हं फट्‌।' इसोसे 
हृदयका दीपन होता है। यथा --' ॐ हूं हूं हूं हूं फट 
हृदयाय नमः ।' फिर ' ॐ हूं हूं हूं हूं फद्‌ शिरसे 
स्वाहा।' आदि कहकर सिर आदि अश्जोंका दीपन 
करे। समस्त क्रूर कर्मोंमें इसी तरह मूलादिका 
"दीपन करना उचित है। शान्तिकर्म, पुष्टिकर्म और 
वशीकरणमें आदिगत प्रणब मतरे अन्तमं ' चद्‌" 
जोड़कर उसी मन्त्रदवारा प्रत्येकका दीपन करे। 
“बषट्‌” और 'वौषट्‌' से युक्त तथा सम्पूर्ण काम्य- 
"कोकि ऊपर स्थित शम्बर- मन्तरोद्वारा आप्यायन 
आदि सभी कर्मा हवन करना चाहिये॥ १--५॥ 

तत्पश्चात अपने वामभागे स्थित और मण्डल 
विराजमान शुद्ध शरीरवाले शिष्यका पूजन करके, 
'एक उत्तम सूतम सुषुम्णा नाड़ीकी भावना करके, 
'मूल-मनत्रसे उसको शिखाबन्धतक ले जाकर, वहाँसे 
फिर पैरोंके अंगूठेतक ले आवे। तत्पश्षात्‌ संहार- 
क्से उसे पुनः मुमुक्षु शिष्यकी शिखाके समीप 
ले जाय और वहीं उसे बाँध दे। पुरुषके दाहिने 
भागमें और नारीके बामभागमें उस सूत्रको नियुक्त 
करना चाहिये। इसके बाद शिष्यके मस्तकपर 
शक्तिमन्त्रसे पूजित शक्तिको संहारमुदाद्वारा लाकर 
उक्त सूत्रमें उसी मन्त्रसे जोड़ दे। सुषुम्णा नाडीको 
लेकर मूल-मन्त्रसे उसका सूत्रमें न्यास करे और 
हदय-मनत्से उसकी पूजा करे। तदनन्तर कवच- 


मन्त्रसे अवगुण्ठित करके हदय-मन्त्रदवारा तीन 
आहुतियाँ दे। ये आहुतियाँ नाडीके संनिधानके 
लिये दो जाती हैं। शक्तिके संनिधानके लिये भी 
इसो तरह आहुति देनेका विधान है॥ ६-१०॥ 

तदनन्तर ` ॐ हाँ तत्तवाध्वने नमः ।,' ३७ हाँ 
पदाध्वने नमः ।', ' ॐ हां वर्णाव्यने नमः ।» 
“ॐ हां मखाध्वने नमः।',' ॐ हाँ कलाध्वने 
जमः, ' हां भवनाध्वने नम: इन मसे 
पूर्वोक्त सूजमे छः प्रकारके अध्वाओंका न्यास 
कके अस्त-मन्रारा अभिमत्त जलसे शिष्यका 
र्षण करे। फिर अस्तर-मनख्रके जपपूर्वक पुष्प 
लेकर उसके द्वारा शिष्यके हदयमें ताङ्न करे। 
इसके बाद हुंकारयुक्त रेचक प्राणायापके योगसे 
वहाँ शिष्यके शम प्रवेश करके, उसके भीतर 
ंस-बौजमें स्थित जीवचैतन्यको अस्त्र-मख पढ़कर 
हाँसे विलग करे। इसके बाद ' ॐ ह; हुँ फट्‌।' 
इस शतस तथा 'हां हां स्वाहा।' इस मन्त्रसे 
संहारमुद्ाद्वारा उक्त नाडीभूत सूत्रमें उस विलग 
हुए जौवचैतन्दको नियुक्त करे। '३ हां हाँ 
मास्ने नमः ।' इस मखका जप करो हुए जीवात्पके 
व्यापक होनेकी भावना करे। फिर कवच-मन्त्रसे 
उसका अवगुष्ठन करे और उसके सांनिध्यके लिये 
इदय-मनत्रसे तीन खार आहुतियाँ दे॥ ११-१८॥ 

तत्त्‌ विद्यादेहका न्यास करके उसमें 
कात्यतीतकलाका अवलोकन करे। उस कलाके 
अन्तर्गत इतर तत्वसे युक्त आत्माका चिन्तन 
करे। '& हूं शान्त्तीतकलापाशाय नमः।' इस 
अनरे उक्त कलाका अवलोकन करे। दो तत्व, 
एक मन्त्र, एक पद, सोलह वर्ण, आठ भुवन, क, 
'ख आदि बीज और नाड़ी, दो कलाएँ, विषय, 
गुण और एकमात्र कारणभूत सदाशिव इन 
सबका वर्णा शान्यतीतकलामें अन्तर्भव करके 


“ॐ हूं शानतयतीतकलापाशाय हूं फट्‌।' इस 
नसे प्रताड़न करे। सहार उक्त कलापाशको 
लेकर सूत्रके मस्तकपर रखे और उसकी पूजा 
करे। तदनन्तर उसके साँनिध्यके लिये पूर्ववत्‌ 
तीन आहुता दे। शान्यतीतकलाका अपना बीज 
है-'हूं'। दो तत्व, दो अक्षर, बीज, नाड़ी, क, 
'ख-ये दो अक्षर, दो गुण, दो मन्त्र, कमलमें 
विराजमान एकमात्र कारणभूत ईश्वर, बारह पद, 
सात लोक और एक विषय --इन सबका कृष्णवर्णा 
शान्तिकलाके भीतर चिन्तन करे। तत्पश्चात्‌ 
पूर्ववत्‌ ताड़न करके सूत्रके मुखभागमें इन सबका 
नियोजन करे। इसके बाद सांनिध्यके लिये अपने 
'यौज-मनत्रद्वारा तीन आहुतयो दे। शान्तिकलाका 
अपना बीज है-'हूं हं'॥१९-२७॥ 

सात तत्व, इक्कीस पद, छः वर्ष, एक शब्बर, 
पचस लोक, तीन गुण, एक विषय, सरूप 
कारणतत्व, बीज, नाड़ी और क, ख--ये दो 
'कलाएँ-इन समका अत्यन्त रक्तवर्णवाली विद्याकलामें 
अन्तर्भाव करके, आवाहन और संयोजनपूर्वक 
पूवोक्त सूतके हदयभागमे स्थापित करके अपने 
मन्त्रे पूजन करे और इन सबकी संनिधिके लिये 
पूर्ववत्‌ तीन आहुतियाँ दे। आहुतिके लिये बोज- 
मन्त्र इस प्रकार है--'हूं हूं हूं।' चौबीस तत्व, 
पचीस वर्ण, यौज, नाड़ी, क, ख-ये दो कलाएं, 
बाईस. पद, साठ लोक, साठ कला, चार गुण, 
तीन मन्त्र, एक विषय तथा कारणरूप श्रीहरिका 
शुकलर्णा प्रतिष्ठा-कलामें अन्तर्भाव करके ताडन 
आदि करे। फिर इन सबका पूर्वोक्त सूत्रके 
जाभिधागमे संयोजन करके संतिधिकरणके लिये 
तीन आहुतियाँ दे। उसके लिये बोज-मन्त्र इस 
प्रकार है--'हूं हूं हूं हूं।' एक सौ आठ भुवन या 
लोक, अट्ठाईस पद, बीज, नाड़ी और समोरको 
दो-दो संख्या, दो इन्द्रिया, एक वर्ण, एक तत्व, 
एक विषय, पाँच गुण, कारणरूप कमलासन ब्रह्मा 
और चार शम्बर-इन सबका पीतवर्णा निवृतिकलामें 


अन्तर्भाव करके ताड़न करे। इन्हें ग्रहण करके 
सूत्रके चरणभागमें स्थापित करके पश्चात्‌ इनकी 
पूजा करे और इनके सांनिध्यके लिये अनम 
तीन आहुतियं दे। आहुतिके लिये बीज-मनत्र यो 
है-'हूं हू हूं हूं हं'॥ २८-३५॥ 

इस प्रकार सूश्रगत पाँच कलाओंको लेकर 
'शिष्यके शरमं उनका संयोजन करे। सबीजादीक्षामें 
समवाचार-पाशसे, देहारम्भक धर्मसे, मन्तरसिद्धिके 
'फलसे तथा इशपूरतद धर्मसे भी भिन्न चैतन्यरोधक 
सूक्ष्म प्रब्धकका कलाओके भीतर चिन्तन करे। 
इसी क्रमसे अपने भनार तीन-तीन आहुतियाँ 
देते हुए तर्पण और दीपन करे। 'ड हू शान्यतीत- 
कलापाशाय स्वाहा ।' इत्यादि मने तर्पण करे। 
“ॐ हूं हूं शान्यतीतकलापाशाय हुँ हू फद्‌।'-- 
इत्याद मनसे दीपन करे। पूर्वक सूत्रको व्याप्ति- 
बोधके लिये पाँच कला-स्थानोमै सुरकापूर्षक 
रखकर उसपर कुङ्कुम आदिके दा साङ्ग-शिवका 
पूजन करे। फिर कला- मनतरकि आने 'हूं फट्‌।- 
इन पदोको जोड़कर उनका उच्चारण करते हुए 
क्रमशः पाशोका भेन करके एकायन कलाम 
ही उनके भीतर प्रवेश करे। साथ ही उन कलाओँका 
ग्रहण एवं बन्धन भी करे।'ॐ हूं हूं ह 
शान्त्यतीतकला गृह्लामि बष्नामि च।'--इत्यादि 
मन्रो कलाओके ग्रहण एवं बन्धन आदिका 
प्रयोग होता है। पाश आदिका बशीकरण (या 
भेदन), ग्रहण और बन्धन तथा पुरुषके प्रति 
सम्पूर्ण व्यापारोंका निषेध --यह बारबार प्रत्येक 
कलाके लिये आवश्यक कर्तव्य है ॥ ३६--४४॥ 

तदनन्तर शिष्यको बिठाकर, पूवोक्त सूत्रको 
उसके कंधेसे लेकर उसके हाथमे दे और भूले 
भटके पापोंका नाश केके लिये सौ बार मूल- 
मनसे हवन करे। अस्त्र-सम्बन्धी मन्त्रके सम्पुरमे 
चुरुषके और प्रणवके सम्पुटमें स्त्रे सूत्रको 
रखकर, उले इदय-न्त्रे सम्पुटित करके उसी 
मन्त्रसे उसकी पूजा करे। साङ्ग-शिवसे सूत्रको 


१८१ 


ड 


सम्पात-शोधित करके कलशके नीचे रखे और 
उसको र्षक लिये इटे प्रार्थना करे। शिष्यके 
हाथमें फूल देकर कलश आदिका पूजन एवं 
प्रणाम करनेके अनन्तर याग-मन्दिस्के मध्यभागसे 
बाहर जाय। वहाँ तीन मण्डल बनाकर मुक्तिकी 
इच्छा रखनेवाले शिष्योंको उत्तराभिमुख बिठावे 
और. भोगको अभिलाषा रखनेवाले शिष्यांको 
पूर्वाभिमुख ॥ ४५-४९॥ 

पहले कुशयुक्त हाथसे तीन चुल्ल पञ्चगव्य 
पिलावे। बौचमें कोई आचमन न करे। तत्पश्षात्‌ 
दूसरी बार प्रत्येक शिष्यको तीन या आठ ग्रास 
चरु दे। सुक्तिकामो शिष्यको पलाशके दोनेमें 
और भोगेच्छुको पीपलके पते बने हुए दोनेमे 
रु देकर उसे हदय-मनतरके उच्चारणपूर्वक तोके 
स्पशे बिना खिलाना चाहिये। चरु देकर गुरु 
स्वयं हाथ थो शुद्ध होकर, पवित्र जलसे उन 
शिष्णॉको आचमन करावे। इसके बाद हदय-मन्तरसे 
दुन करके उसे फेंक दे! उसका मुखभाग शुभ 
दिशाकी ओर हो तो उसका शुभ फल होता है। 
ज्यूतता आदि दोषको दूर केके लिये मूल- 
मन्त्रसे एक सौ आठ बार आहुति दे। स्थण्डिले धर 
(वेदीपर स्थापित-पूजित शिव) -को सम्पूर्ण कर्म 
समर्पित करे। तदनन्तर इनकी पूजा और विसर्जन 
करके चण्डेशका पूजन करे॥५०--५४॥ 


तत्वात्‌ निर्माल्यको हटाकर चरुके शेष 
'आगको अमं होम दे। कलश और लोकपालॉका 
नन एवं विसर्जन करके गण और आका भी, 
चद वे बाह्य दिशां रक्षित हों तो, विसर्जन करे। 
'मण्डलसे बाहर लोकपालोंको भी संक्षेपसे बलि 
अर्पित करके भस्म और शुद्ध जलके द्वारा स्नान 
करलेके पश्चात्‌ यागमण्डपर्मे प्रवेश करे। वहाँ 
गृहस्थ साधकोंको कुशकी र्यापर अस्त्र-मन्रसे 
रक्षित करके सुलावे। उनका सिरहाना पूर्वकी 
ओर होना चाहिये। जो साधक या शिष्य विरक्त 
हों उन्हें हदय-मन्त्रसे उत्तम भस्पययी शय्यापर 
॥ उन सबके मस्तक दक्षिण दिशाकी ओर 
होने चाहिये। सधी शिष्य अस्वर-मनत्रसे रकित 
होकर शिखा-मन्त्रसे अपनी-अपनी शिखा बाँध 
लें। तदनन्तर गुरु उन्हें स्वप्न-सानवका परिचय 
देकर सो जानेकी आहा प्रदान करे और स्वयं 
'मण्डलसे बाहर चला जाय॥ ५५--५९॥ 
इसके बाद "ॐ हिलि हिलि शूलपाणये 
जम: स्वाहा।' इस मन्त्रसे पञ्चगव्य और चरुका 
रान करके दन्तधचन ले आचमन करे। फिर 
भगवान्‌ शिवका ध्यान करके पवित्र शब्यापर 
आकर दोक्षागत क्रियाकाण्डका स्मरण करते हुए 
गुरु शयन करे।' इस प्रकार दीक्षाधिवासनकी 
विधि संक्षेपसे बतायी गयी॥ ६०--६२॥ 


इस प्रकार आदि आलोक महापुराणे 'तिरवाण-दीकाके अन्तर्गत अधियासनकी विधिका वर्णन नामक 
विशाखा अध्याय पूरा हुआ॥८३॥ 


oi 
६. दसक इस कल्य प्पे सम इस फेके सकल खर्प "बाण मावस एस प्क साठ 


उपलब्ध होता है 


दतकाई इरा दला रका 
अली. केरे । ककिर चोष्यं चदे चातमृहमम्‌ ॥ 
 िागपिठतसयपहोभनन्‌ 


प 
सपेय 


होत्‌ (७१७-७५९९) 


“सके बाद इदय-मनसे दका देकर उसे चबानेको कहे। कके साले सन यह अच्छी ए चह हो जाय. 


अथात्‌ 
(कैच सिया जाय) वो उसे धोकर उसका मुखभाग: 
पित प्रकारले शुधासुभका विचार करे। चंद उस लुन 
तला उत्तम माता गया है। इसके सिवा दूसरी दिखाडी 
तिन केके लिये अस-मनरे सी आहुतियाँ दै 


परकी ओर रके हुए पपर कया टे। जब चह गिर आप त उसके सम्बन्ध 


र दिशाको ओर हो छो उसका वह 


जक पर्व, 
ओर उसका मुख हो ठो बह सभी रोके लिये अशु होता है। अशुभका 


२. सगत किखकाण्डके समीय स्वकपका वर्णन सोमर 'करमकाणद-करमाली 'ज इस प्रकार मिता है 
ना दौपत रोक तकः खुल्न सासो पयो 


चौरासीवाँ अध्याय 
निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत निवृत्तिकला-शोधन-विधि 


भगवान्‌ शंकर कहते हैं--स्कन्द! तदनन्तर 
प्रात:काल उठकर गुरु स्नान आदिसे निवृत्त हो 
शिष्योंसे उनके द्वारा देखे गये स्वप्तको पूछे। 
स्वणमें दही, ताजा कच्चा मांस और मदा 
आदिका दर्शन या उपयोग उत्तम बताया गया है। 
ऐसा सवपन शुभका सूचक होता है। सपनम हाथी 
और घोड़ेपर चढ़ना तथा श्वेत वस्र आदिका 
दर्शन शुभ है। स्वणपें तेल लगाना आदि अशुभ 
माना गया है। उसकी शान्तिके लिये अघोर- 
मसे होम करना चाहिये। प्रात: और मध्याह-- 
दो कालोंका नित्य-कर् करके यजञण्डपमे प्रवेश 
करे तथा विधिवत्‌ आचमन करके नैमितिक 
विधिम भी नित्यके समान ही कर्म करे। तत्‌ | 
अध्य-शुद्धि करके अपने ऊपर शिवहस्त रखे। 
फिर कलशस्थ शिवका पूजन करके क्रमशः 
इन्द्रादि दिकपालॉकी भी पूजा करे। मण्डलमें और 
वेदीपर भी भगवान्‌ शिवका पूजन करना चाहिये। 
इसके बाद तर्षण, आग्निपूजन, पूर्णाहुति- पर्यन्त 
होम एवं सत्त्र-तर्पण* करे॥ १--५॥ 

दुःस्वण्-दर्शनजनित दोषका निवारण करनेके 
'लिये हँ सम्पुटित अस्तमन (हुँ फद्‌ हूं )-के 
डार एक सौ आठ आहुतियाँ देकर मन्त्र-दौपन 
करे। वेदी और कलशके मध्यभागमें अन्तर्बलिका 
अनुष्ठान करके, शिष्योके प्रवेशके लिये इशटदेवसे 
आज्ञा लेकर, गुरु मण्डपसे बाहर जाय। वहाँ | 
समय-दीक्षाकी ही भाँति मण्डलारोपण आदि 


'करे। सम्पातहोम तथा सुषुम्णा नाडीरूप कुशको 
शिष्यके हाथमे देने आदिसे सम्बद्ध कार्यका 
सम्पादन करे। फिर निवृत्तिकलाके सांनिध्यके 
लिये मूल-मन्त्रसे तीन आहुतियाँ देकर, कुम्भस्थ 
शिवकी पूजा करके कलापाशमय सूत्र अर्पित 
'करे। तदनन्तर पूजित शिष्यके ऊपरी शरीरके 
दक्षिणी भागमें -उसकी शिखामें उस सूत्रको 
बाँधे और उसे पैरके अँगूठेतक लंबा रखे। इस 
प्रकार उस पाशका निवेश करके उसमें मन-ही- 
मन दिवलिकलाकी व्याप्तिका दर्शन करे। उसमें 
एक सौ आठ भुवन जानने योग्य हैं ॥६--११॥ 

१. कपाल, २. अज, ३. अहिर्मुश्य, क 
बज्जदेह, ५. प्रमर्दन, ६. विभूति, ७. अव्यय, ८. 
शास्ता, ९. पिनाकी, १०. त्िदशाधिप--ये दस रद 
पूर्व दिशामें विराजते हैं। ११. अम्निभद्र, १२. 
हुताश, १३. पिङ्गल, १४. खादक, १५. हर, १६. 
ज्वलन, १७. दहन, १८. बु, १९. भस्मान्तक, 
२०. क्षपान्तक -ये दस रुद्र अग्निकोणमेँ स्थित 
है। २६ दम्य, २२. यृत्युहर, २३. धात, २४, 
विधाता, २५. कर्ता, २६. काल, २७. धर्म, २८. 
अधर्म, २९. संयोक्ता, ३०. वियोजक--ये दस र्र 
दक्षिण दिशामे शोभा पते है। ३१. हय, ३२. मारत, 
३३. हन्ता, ३४: कूट, ३५. भयानक, ३६. ऊर्क, 
३७ विरूपाध, ३८. धूम ३९. लोहित, ४०. दंही-ये 
दस सदर नैल्यकोणमे स्थित हैं। ४१. बल, ४२. 
अतिबल, ४३. पाशहस्त, ४४. महाबल, ४५, श्वेत, 


रचे साबन योगं पुजारी न्ध न्रे 


एच कर्कः 


जोकः चाशबन्धे शिवेन तु| (८०८-८०९१) 


“चहले खे मोका दफन कहा गया $। फिर सूकावालम्बन, उसे सुय खाडीका संयोग, फिष्य्ैहन्यका संयोजन, ग्रहण, शकन, 
पाक्य 


ग, पूजा, तर्षण, हौपन, शासो 
कार्मकाण्डके क्रमका प्रतिपादन किया है” 
“कहा बहिर्न पाठ भी मिला है। 


आदि कालाओँका ब तथा किव-कलश समर्पण -इस प्रकार भगा 


अध्याय ८४० 


४६. जयभट्र, ४७. दोर्घबाहु, ४८. जलान्तक, ४९. 
_बडवास्य, ५०. भीम--ये दस खूर वरुणदिशामें स्थित 
जताये गये हैं। ५१. शीघ्र ५२. लघु, ५३. वायुवेग, 
५४. सूक्ष्म, ५५. तीइण, ५६. क्षमान्तक, ५७ पञ्जतक , 
५८. पञ्चशिख, ५९. कपर्दी, ६२०. मेघवाहन 
ये दस सुर वायव्यकोणमे स्थित हैं। ६१. जटमुकुटधार, 
६२. नानास्लधर ६३. निधीश, ६४. रूपवान्‌ ६५, धन्य, 
६६. सौम्यदेह, ६७. प्रसादकृत्‌, ६८. प्रकाम, 
६९, लक्ष्मीवान्‌, ७०. कामरूप--ये दस रुद्र उत्तर 
दिशामे स्थित हैं। ७३, विद्याधर ७२. ज्ञानधर, 
७३. सर्व, ७४. बेदपाएग, ७५. मातृवृतत, ७६. पिङ्गा, 
७७, भूतपाल, ७८. बलिप्रिय, ७९. सवविद्याविधाता, 
८०. सुख-दुःखकर-ये दस रुद्र ईशानकोणमें 
स्थित हैं। ८१. अनन्त, ८२. पालक, ८३. धीर, 
८४. पातालाधिपति, ८५, वृष, ८६. यृषधर्‌ ८७. वीर, 
८८, ग्रसन, ८९. सर्वतोमुख, ९०. लोहित-इन दस 
रद्रॉकी स्थिति नीचेकी दिशा पाताललोकमें सपझनी 
चाहिये। ९१. शप्भु, ९२. विभु, ९३. गणाध्यक्ष, 
९४ यक्ष १५, त्रिदशवन्दित, ९६, संवाह ९७. विवाह, 
९८, नभ, ९९, लिप्मु, १००. विचक्षण--ये दस र्द 
ऊर्ध्व दिशामें विराजमान हैं। १०१. हृहुक, 
१०२. कालाग्लिसद्र, १०३. हाटक, १०४ कृष्माण्ड, 
१०५. सत्य, १०६. ब्रह्मा, १०७. विष्णु तया 
१०८. रुद्र--ये आठ रद्द ग्रहाण्ड-कटाहके 
भीतर स्थित हैं। यह स्मरण रखना चाहिये कि 
इन्हींके नामपर एक सौ आठ भुवनेकि भी नाम 
हैं॥ १२-२५॥ 

(३) सद्भावेश्वर, (२) महातेजः, (३) 
योगाधिपते, (४) मुझ मुझ, (५) प्रमथ प्रमथ, 
(६) र्व शर्व, (७) भव भव, (८) भवोद्धव, 
(९) सर्वधूतसुखप्रद, (१०) सर्वसानिष्यकर, (११) 
जहृविष्ुरुद्रप, (१२) अनर्चितानर्चित, (१३) 
असंस्तुतासंस्तुत, (१४) पूर्वस्थित पूर्वस्थित, (१५) 


साकिन्‌ साक्षिन्‌, (१६) तुरु तुरु, (१७) पतंग 
तंग, (१८) पिङ्ग पिङ्ग, (१९) ज्ञान ज्ञान, (२०) 
शब्द शब्द, (२१) सूक्ष्म सूक्म, (२२) शिव, 
(२३) सर्व, (२४) सर्वद, (२५) ॐ नमो नमः, 
(२६) ॐ जमः, (२७) शिवाय, (२८) नमो 
जय:-ये अदास पद हैं। स्कन्द! व्यापक 
आकाश मन है। ' ॐ नमो वौषट्‌'--ये अभीष्ट 
मन्तरवर्ण हैं। अकार और लकार (अं ल॑) बीज 
हैं। इडा और पिङ्गला नामवाली दो नाड्याँ हैं। 
प्राण और अपान-दो वायु हैं और प्राण तथा 
'उपस्थ--यै दो इन्द्रिय हँ । गन्धको “विषय ' कहा 
या है तथा इसमें गन्ध आदि पाँच गुण हैं। यह 
पृथ्वीतत्वसे सम्बन्धित है । इसको रंग पीला है। 
उसको मण्डलाकृति (भूपुर) चौकोर है और 
चारों ओरसे वज़से अङ्कित है। इस पार्थिव 
मण्डलका विस्तार सौ कोटि योजन माना गया 
है। चौदह योनियोको भी इसीके अन्तर्गत जानना 
चाहिये॥ २६-३१ ॥ 

प्रथम छः योनियाँ मृग आदिकी हैं और आठ 
दूसरी देवयोनियाँ हैं। उनका विवरण इस प्रकार 
है-मृग पहली योनि है, दूसरी पक्षी, तीसरी 
शु, चौथी सर्प आदि, पाँचौं स्थावर और छठी 
योनि मनुष्यकी है। आठ देवयोनियॉमें प्रथम 
पिशाचोंकी योनि है, दूसरी राक्षसॉंकी, तौसरी 
यक्षाकी, चौथी गन्धरवाँकी, पाचवी इनकी, छठी 
सोमको, सातवी प्रजापतिकी और आठवीं योनि 
हाकी बतायी गयी है। पार्थिव-तत्वपर इन 
आठोंका अधिकार माना गया है। लय होता है 
परकृतिम, भोग होता है बुद्धिमें और बरहम कारण 
हैं। तदनन्तर जाग्रत्‌ अवस्था-पर्यन्त समस्त भुवन 
आदिसे गर्भित हुई निवृत्तिकलाका ध्यान करके 
उसका अपने मन्त्रमें विनियोग करे। वह मन्त्र इस 
प्रकार है-- 


“ॐ हाँ हाँ हां निवृत्तिकलापाशाय हूं। 
'फट्‌ स्वाहा।' इसके बाद 'ॐ हां हां हों 
निवृत्तिकलापाशाय हूं फट्‌ स्वाहा।'--इस मन्त्रे 
अङ्के प्रदर्शनपूर्वक पूरक प्राणायामा 
उक्त कलाका आकर्षण करे। फिर ' ॐ हूं हां हां 
हां हूं निवृत्तिकलापाशाय हूँ फद्‌।'-इस मन्त्रसे 
संहरमुद एव कुम्भक प्राणायामा उसे नाभिके 
नीचेके स्थानसे लेकर ' ॐ हा निवृत्तिकलापाशाय. 
जमः॥-इस मन्त्रसे उद्धव-मुद्रा एवं रेचक 
प्राणायामके द्वारा उसको कुण्डमे किसी आधार 
या आसनपर स्थापित करे। तत्पक्षात्‌ “ॐ हां 
जमः।-इस मन्त्रसे 
अ््यदानपूर्वक पूजन करके इसीके अन्तमें 'स्वाहा' 
लगाकर तर्षण और संनिधानके उद्देश्यसे पृथक्‌- 
पृथक्‌ तीन-तीन आहुतियाँ दे। इसके बाद ' ॐ 
हां ग्रहाणे नमः ।'--इस मन्त्रसे ब्रह्माका आवाहन 
और पूजन करके उसीके अन्तमें 'स्वाहा' जोड़कर 
तीन आहतियों्रार ब्रह्माजोको तपत करे। तदनन्तर 
उनसे इस प्रकार विज्ञप्तिूर्षक प्रार्थना करे-- 
“बहन! मैं इस मुमुक्षुकों आपके अधिकारमें 
दीक्षित कर रहा हूँ। आपको सदा इसके अनुकूल 
रहना चाहिये! ॥ ३२--३८॥ 
तदनन्तर रक्तवर्णां बागीश्वरौदेवीका मन-ही- 
मन इदय-मन्त्रसे आवाहन करे। वे देवी इच्छा, 
ज्ञान और क्रियारूपिणी हैं। छः प्रकारके अध्याओंकी 
एकमात्र कारण हैं। फिर पूर्वोक्त प्रकारसे 
वागीक्वरीदेवीका पूजन और तर्पण करे। साथ ही 
समस्त योनियोको विश्लुब्ध करनेवाले और हृदयमें 
विराजमान वागीश्वरदेवका भी पूजन और तर्पण 
करना चाहिये। आदिमें अपने बीज और अन्तमं 
“हूँ फद्‌' से युक्त जो अस्त्र-मत्त्र हैं, उसीसे 
विधानवेत्ता गुरु शिष्यके हृदयका ताड़न करे और 


भावनाह्वारा उसके भीतर प्रविष्ट हो। तत्पश्चात्‌ 
इदयके भोतर अग्निकणके समान प्रकाशमान जो 
शिष्यका जीवचैतन्य निवृत्तिकलापें स्थित होकर 
पाशोंसे आबद्ध है, उसे ज्ये्ठाद्वारा विभक्त करे। 
उसके विभाजनका मन्त्र इस प्रकार है-' ॐ हां 
हूं हः हूं फद्‌।' 'ॐ हां स्वाहा।' इस मन्रसे 
पूरक प्राणायाम और अङ्कुश-पु्राार उस 
जीवचैतन्यको हृदयमें आकृष्ट करके, आत्म- 
मनसे पकड़कर, उसे अपने आत्पामें योजित 
करे। वह मन्त्र इस प्रकार है--' ३ हां हां हामातमे 
जमः ॥ ३९-४५ ॥ 

फिर माता-पिताके संयोगका चिन्तन करके 
रेचक प्राणायामद्वारा ब्रह्मादि कारणोंका क्रमशः 
त्याग करते हुए उक्त जोवचैतन्यकों शिवरूप 
अधिष्ठानम ले जाय और गर्भाधानके लिये उसे 
लेकर एक हो समय सब योतियोमें तथा वामा 
उद्भब-मुद्राके द्वारा वागीश्वरी योगियें उसे डाल 
दे। इसके बाद ' ॐ हां हां हामात्मने नम; ।' इसी 
अन्त्रे पूजन और पाँच बार तर्षण भी करे। इस 
जौवचैतन्यका सभी योगियॉमें हृदय-मन्त्से 
देह-साधन करे। यहाँ पुंसवन-संस्कार नहीं 
होता; क्योंकि स्वी आदिके शरीरकी भी उत्पत्ति 
सम्भव है। इसी तरह सीमन्तोन्नयन भी नहीं हो 
सकता; क्योकि दैववश अन्ध आदिके शरीरसे 
भी उत्पत्तिकी सम्भावना है॥ ४६--५०॥ 

शिरोमन्त्र (स्वाहा) -से एक ही समय समस्त 
देह्घारियोकि जन्यकी भावना करे। इसी तरह 
'शिवन-मन्त्रसे भी भावना: करे। कवच-मन्त्रे 
भोगको और अस्त्र-मनत्रसे विषय और आत्पामें 
भोहरूप लय नामक अभेदकी भी भावना करे। 
तदनन्तर शिव-मन्त्रसे खोतोँकी शुद्धि और इदय- 
मनसे तत्वशोधन करके गर्भाधान आदि संस्कारोके 


+अ्याय ८५० 


१८५, 


निमित्त क्रमशः पाच-पाच आहुतियाँ दे। मायेय 
(मायाजनित), मलजनित तथा कर्मजनित आदि” 
पाश-बन्धनोकी निवृत्तिक लिये इदय-मनत्रसे 
निष्कृति (प्रायश्चित अथवा शुद्धि) कर लेनेपर 
पीछे अग्निमें सौ आहुतियाँ दे। मलशक्तिका 
तिरोधान (लय) और पाशोका वियोग सम्पादित 
'करनेके लिये 'स्वाहान्त' अस्त्र-मनत्रसे पाँच-पाँच 
आहुतियोंका हवन करे। अन्तःकरणमें स्थित मल 
आदि पाशका सात बार अस्त्र-मन्त्रके जपसे 
अभिमन्त्रित कटार-कला-शस्त्रसे छेदन करे। कला- 
शस्त्रे छेदनका मन्त्र इस प्रकार है-'ड हाँ हाँ 
हां निवृत्तिकलापाशाय हः हूँ फद्‌' ॥ ५१--५७॥ 

अन्थकताकी निवृत्तिके लिये अस्त्र-मखसे 
दोनों हायोद्वारा मसलकर गोलाकार करके पाशको 
भासे भरे हुए सुवर्मे डाल दे। फिर कलामय 
अस्त्रसे अथवा केवल अस्त्र-मन्त्रसे उसको जलाकर 
भस्म कर डाले। तदनतर प्म तिवृतिके 
लिये पाँच आहुतियाँ दे। मन्त्र इस 
प्रकार है-' ॐ हः अस्राय हूं फद्‌ स्वाहा।' उक्त 
आहतिके पश्चात्‌ अस्त्र-मन्त्रसे आठ आहुतय 
देकर प्रायश्चित्त-कर्म सम्पन्न करे। उसके बाद 
विधाताका आवाहन करके उनका पूजन और 


तर्पण करे। फिर ' ॐ हां शब्दस्पर्श शुल्क ब्रह्मन्‌ 
हाणा स्वाहा।' इस मन्त्रसे तीन आहुतियाँ देकर 
शिष्यको अधिकार अर्पित करे। उस समय 
ब्रहाजीको भगवान्‌ शिवकी यह आहा सुनावे-- 
“ब्रह्न! इस बालकके सम्पूर्ण पर दग्ध हो गये 
हैं। अब आपको पुनः इसे बन्धनम डालनेके लिये 
हाँ नहीँ रहना चाहिये।'॥ ५८-६३॥ 

याँ कहकर ब्रह्माजीको बिदा कर दे और 
संहारमुद्र्म एवं कुम्भक प्राणायामपूर्वक राहुमुक्त 
एक देशवाले चन्द्रमण्डलके सदृश आत्माको 
उत्सम्बन्धी-मन््रका उच्चारण करते हुए दक्षिण 
जाझीद्वारा धीरे-धीरे लेकर रेचक प्राणायाम एवं 
“उद्भव” नामक मुद्राके सहयोगसे पूवोक्त सूत्र 
योजित करे। फिर उसकी पूजा करके गुरु 
अर््यपा्रमं स्थित अमृतोपम जलबिन्दु ले, शिष्यकी 
पुष्टि एवं तृप्तिके लिये उसके सिरपर रखे। 
तता माता-पिताका विसर्जन करके ' बौपडन्त' 
अस्त्र-मन्तरके द्वार विधिकी पूर्तिके लिये पूर्णाहुति- 
होम करे। ऐसा करनेसे निवृतिकलाको शुद्धि 
होती है। पूर्णाहुतिका पूरा मन्त्र इस प्रकार हैं- 
“ॐ हूं हाँ अमुक आत्मनो निवृत्तिकलाशुख्रस्तु 
स्वाहा फद्‌ वौषट्‌'॥ ६४--६७॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमेँ 'पिर्काण-दाक्षाके अन्तर्गत तिकृत्तिकला-शोधन ' नामक 
चौंतसीकाँ अध्याय पूरा हुआ# ८४8 
ee 
पचासीवाँ अध्याय 
निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत प्रतिष्ठाकलाके शोधनकी विधिका वर्णन 


भगवान्‌ शंकर कहते हैं--स्कत्द! तदनन्तर 
शुद्ध और अशुद्ध कलाओंका शान्त और 
ादान्तसंज्ञक हस्व-दीर्ष-प्रयोगदवारा संथान करे। 
संधानका मन्त्र इस प्रकार है ॐ हां हा हीं 
हां इसके बाद प्रतिष्ठाकलामें निविष्ट जल, तेज, 


बायु, आकाश, पाँच नमत्र, दस इन्द्रिय, बुद्धि 
तीनों गुण, चौबीसबाँ अहंकार और पुरुष-इन 
पचीस तत्वों तथा 'क' से लेकर “य' तकके 
पचीस अक्षरका चिन्तन करे। प्रतिष्ठाकलामें 
छप्पन भुवन हैं और उनमें उन्होंक समान 


आहि परे यह तिन "रकि, और 'किडज' कलक ऊ सने चाहिये। 


१८६ 


2 अम्निवुसण * 


नामवाले उतने ही रुद्र जानने चाहिये। इनकी 
नामावली इस प्रकार है--॥ १--५॥ 

अमरेश, प्रभास, नैमिष, पुष्कर, आवाढि, 
डिण्डि, भारभूति तथा लकुलीश-(यह प्रथम 
अष्टक कहा गया)। हरिश्चन्द्र, शरोशैल, जल्प, 
आप्नातकेश्वर, महाकाल, मध्यम, केदार और 
भैरब = (यह द्वितीय अष्टक बताया गया) । तत्पश्चात्‌ | 
गया, कुरुक्षेत्र, नाल, कनखल, विमल, अट्टहास, 
महेन्द्र और भीम-(यह तृतीय अष्टक कहा 
गया) । वस्त्रापद, रुद्रकोटि, अविमुक्त; महालय, 
गोकर्ण, भद्रकर्ण, स्वर्क्षे और स्थाणु-(यह 
चौथा अष्टक बताया गया)। अजेश, सर्वत, 
भास्वर, तदनन्तर सुबाहु, भन्त्रूपी, विशाल, 
जटिल तथा रौद्र-(यह पाँचवाँ आष्टक हुआ) । 
पिङ्गलाक्ष, कालदंषटी, विधुर, घोर, प्राजापत्य, 
हुताशन, कालरूपी तथा कालकर्ण--(यह छठा 
अष्टक कहा गया) । भयानक, पतङ्ग, पिङ्गल, हर, 
घाता, शङ्ककर्ण, श्रीकण्ठ तथा चन्दरमौलि (यह 
सातवाँ आष्टक बताया गया) । ये छप्पन रुद्र छप्पन 
भुवनोंमें व्याप्त हैं। अब बत्तीस पद बताये जाते 
हैं॥६--१३॥ 

व्यापिन्‌, अरूपिन्‌, प्रथम, तेजः, ज्योतिः, 
अरूप, पुरुष, अनग्ने, अधूम, अभस्मन्‌, अनादे, 
जाना जाना, धूधू धूधू, ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ 
स्वः, अनिधन, निधन, निधनोद्भव, शिव, शर्व, 
परमात्मन्‌, महेश्वर, महादेव, सद्भाव, ईश्वर, 
महातेजा, योगाधिपते, मुझ, प्रमथ, सर्व, सर्वस्व 
थे बत्तीस पद हैं। दो बीज, तीन मन्त्र--वामदेव, 
'शिर, शिखा, गान्धारी और सुषुम्णा--दो नाडियाँ, 
समान और उदान नामक दो प्राणवायु, रसना 
और पायु-दो इन्द्रिया, रस नामक विषय, रूप, 
शब्द, स्पर्श तथा रस--यै चार गुण, कमलसे 
अङ्कित श्वेत अर्घचन्द्राकार मण्डल, सुषुप्ति अवसथा 


तथा प्रतिष्ठामं कारणभूत भगवान्‌ विष्णु-इस 
प्रकार भुवन आदि सब तत्तवॉका प्रतिष्ठाके भीतर 
चिन्तन करके प्रतिष्ठाकला-सम्बन्धी मन्त्रसे शिष्यके 
जीरं भावनाटवारा प्रवेश करके उसे उस कलापाशसे 
मुक्त करे॥ १४-१८॥ 

“ॐ हां हीं हाँ प्रतिष्ठाकलापाशाय हूं फट्‌ 
स्वाहा।'--इस स्वाहान्त-मन्त्रसे हौ पूरक प्राणायाम 
तथा अङुशमुदाटवारा उक्त कलापाशका आकर्षण 
करे। तत्‌ ' 3 हं ही हां हु प्रतिष्ठाकलापाशाय 
हूं फद्‌।'-इस मनसे सहारमुद्रा और कुम्भक 
ग राणवाम्वार उसे हदयके नचे नाड़ीसूत्रसे लेकर 
"ॐ हूं हीं हां प्रतिष्ठाकलापाशाय जपः।'-इस 
मनसे उद्धवमुद्रा तथा रेचक प्राणायामा कुण्डमें 
स्थापित करे। तदनन्तर *ॐ हां हां हीं हाँ 
प्रतिष्ठाकलाद्वाराय नम: ।'--इस मन्त्रसे अर्घ्य दे, 
पूजन करके स्वाहान्त मन्त तीन-तीन आहुतियाँ 
देते हुए संतर्पण और संनिधापन करे। इसके बाद 
„ॐ हां विष्णवे नमः।-इस मन्त्रसे विष्णुका 
(आवाहन, पूजन और संतर्पण करके मिमलङ्कित 
प्रार्थना करे-- विष्णो! आपके अधिकारे मैं 
मुमु शिष्यको दीक्षा दे रहा हूँ। आप सदा 
अनुकूल रहेँ ।' इस प्रकार विष्णुभगवान्से निवेदन 
करे। तत्पश्चात्‌ वागीश्वरी देवी और वागीश्वर 
देवताका पूर्ववत्‌ आवाहन, पूजन और तर्षण 
कर्के शिष्यकी छातीमें ताडून करे। ताड्नका 
मन्त्र प्रकार है--' ॐ हां हं हः हूं फठ्‌।' इसी 
अनतरे शिष्यके हदयमें प्रवेश करके उसके 
पाशबद्ध चैतन्यको अस्त्र-मन्त्र एवं ज्येष्ठ 
अङुशमुदराद्वारा उस पाशसे पृथक्‌ करे। यथा-- 
“डरै हां हं हः फट्‌।' उक्त मन्त्रके ही अन्तमें 
“नमः स्वाहा” लगाकर उससे सम्पुटित मनर 
जौवचैतन्यको खींचे तथा नमस्कारान्त आत्पमन्त्रसे 
उसको अपने आत्मामें नियोजित करे। आत्मामें 


नमः।'॥ १९--२६॥ 

इसके बाद पूर्ववत्‌ उस जौववैतन्यके पितासे 
संयुक्त होनेकी भावना करके वामा उद्धव- 
मुहार उसे देवीके गर्भमें स्थापित करे। साथ ही 
इस मन्त्रा उच्चारण करे--' ड हां हां हामात्मने 
जमः॥' देहोत्पत्तिके लिये हदय-मन््से पाँच बार 
और जीवात्माकी स्थितिके लिये शिरोमन्त्रसे पाँच 
बार आहुति दे। अधिकार-प्राप्तिके लिये शिखा- 
मने, भोगसिद्धिके लिये कवच-मन्त्रसे, लयके 
सिये अस्तर-मनत्रसे, खरोतःसिद्धिके लिये शिव- 
नासे तथा तत्वशुद्धिके लिये हदय-मन्तरे इसी 
तरह पाँच-पाँच आहुतियाँ दनी चाहिये। इसके 
बाद पूर्ववत्‌ गर्भाधान आदि संस्कार करे। पराको 
शिषिलता और निष्कृति (प्रायक्षित)-कै लिये 
शमने सौ आहुतियाँ दे। मलशक्तिके तिरोधान 
(निवारण)-के लिये स्वाहान्त अस्मन पाँच 
बार हवन करे॥ २७--३०॥ 

इस प्रकार पाश-वियोग होनेपर भी सात बार 
अस्त-मनत्रके जपपूर्वक कलाबीजसे युक्त अस्व 
मनत्ररूपी कटारसे उस कलापाशको काट डाले। 
बह मन्त्र इस प्रकार है--' 3» हीं प्रतिक्तकलापाशाय 
हूं. फट्‌।' तदनतर पाश-शस्त्रसे उस पाशको 
मसलकर चर्तुलाकार बनाकर पूर्ववत्‌ घृतपूर्ण 
सुवामें रख दे और कला-शस्बसे हो उसको 


आहुति दे दे। इसके बाद को निवृतिके 
लिये अस्तर-मनतरसे पाँच आहुता दै और प्रायक्ित- 
निवारणके लिये फिर आठ आहुतियोंका हवन 
करे। आहुतिके लिये अस्त्रमन्त्र इस प्रकार है 
“ॐ हः अस्वाय हूं फद्‌।'॥ ३१--३५॥ 
इसके बाद हृदय-मन्त्रसे भगवान्‌ हषीकेशका 
(आवाहन करके पूर्वो्त विधिसे उनका पूजन और 
तर्पण करनेके पक्षात अधिकार-समर्पण करे। 
इसके लिये मन्त्र इस प्रकार है--' ॐ हां विष्णो 
रसं शुल्कं गृहाण स्वाहा।' इसके बाद उन्हें 
भगवान्‌ शिवकी आज्ञा इस प्रकार सुनाबे--' हरे 
इस पशुका पह सम्पूर्ण: दग्ध हो चुका है। अब 
आपको इसके लिये यन्धनकारक होकर नहीं 
रहना चाहिये।' शिवाज्ञा सुनानेके बाद रद्र 
जाड़ीद्वारा गोविन्दका विसर्जन करके राहुमुक्त 
चन्द्रमण्डलके समान आत्माको 
नियोजित करे-संहासपुद्राइग उसे आत्मस्थ 
करके उद्धम सूत्रें उसकी संयोजना करे। 
तत्पक्ष पूर्ववत्‌ जलबिन्दु-सदृश उस आत्माको 
शिष्यके सिरपर स्थापित करे। इससे उसका 
आप्यायन होता है। फिर अग्निके पिता-माताका 
पुष्प आदिसे पूजन एवं विसर्जन करके विधिकी 
प्के लिये विधानपूर्वक पूर्णाहुति प्रदान करे। 
'करनेसे प्रतिष्ठाकलाका भी शोधन सम्पन हो 
जाता है॥ ३६--४१॥ 


इस प्रकार आहि आलोक महातुरर्े “निवाण-दौकाके अन्तर्गत प्तिहाकलाके शोधनकी 
विधिका वनि” नामक प्चासीकाँ अध्याय पूर हुआ#८५॥# 


छियासीवाँ अध्याय 
निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत विद्याकलाका शोधन 


भगवान्‌ शिव कहते हैं-- स्कन्द! पूर्ववर्तिनी 
'कला-प्रतिष्ठाके साथ विद्याकलाका संधान करे 
तथा पूर्ववत्‌ उसमें तत्व-वर्ण आदिका चिन्तन भो 
करे। उसके लिये मन्त्र इस प्रकार है-'ड हां 


हीं हूं हां।'-यह संधान-मन्त्र है। राग, शुद्ध 
विद्या, नियति, कला, काल, माया तथा अविद्या- 
ये सात तत्त्व तथा र, ल, व, श, ष, स -ये छः 
वर्ण विद्याकलाके अन्तर्गत बताये गये हैं। प्रणव 


१८८ 


आदि इक्कीस पद भी उसीके अन्तर्गत हैं। 

“ॐ नमः शिवाय सर्वप्रभवे शिवाय ईनम | 
तत्पुरुषवक्त्राय अघोरहृदयाय वामदेवगुह्याय 
सधोजातमू्तये ॐ नमो नमः गुह्तिगुह्ाय गोपे 
अनिधनाय सर्वयोगाधिकृताय सर्वयोगाधिपाय 
ज्योतीरूपाय परमेश्वराय अचेतन अचेतन व्योपन्‌ | 
व्योमन्‌।'--ये इक्ीस पद हैं॥ १-५॥ 

अब रुद्रों और भुवनोका स्वरूप बताया जाता 
है--प्रमथ, वामदेव, सर्वदेवोद्धव, भवोद्भव, वज्रदेह, 
प्रभु, धाता, क्रम, विक्रम, सुप्रभ, बुद्ध, प्रशान्तनामा, 
ईशान, अक्षर, शिव, सशिव, बहु, अक्षय, श्प, 
अदृष्टरूपनामा, रूपवर्धन, मनोन्मन, महावीर, 
चित्राङ्ग तथा कल्याण-ये पचीस भुवन एवं रद 
जानने चाहिये॥ ६--९॥ 

विद्याकलामें अघोर-मन्त्र है, 'म' और 'र” 
चीज हैं, पूषा और हस्तिजिड्ञा--दो नाडियाँ हैं, 
व्यान और नाद--ये दो प्रणवाय हैं। एकमात्र रूप 
हो विषय है। पैर और नेत्र दो इदयं हैं। शब्द, 
स्पर्श तथा रूप ये तीन गुण कहे गये हैं। सुषुति 
अवस्था है और सदेव कारण हैं। भुवन आदि 
समस्त वस्तुऑको भावनाडारा विद्याके अन्तर्गत 
देखे। इसके लिये संधान-मत्त्र है-' ॐ हूं हैं 
हां।' तत्पक्षात्‌ रक्तवर्ण एवं स्वस्तिकके चिहसे 
अङ््ति त्रिकोणाकार मण्डलका चिन्तन करे। शिष्यके | 
चक्षमे ताइन, कलापाशका छेदन, शिष्यके इृदयमें 
प्रवेश, उसके जीवचैतन्यका पाश-बन्धनसे वियोजन 
तथा हृयप्रदेशसे जीवचैतन्य एवं विद्याकलाका 
आकर्षण और ग्रहण करे॥१०-१३॥ 

जीवचैतन्यका अपने आत्मामें आरोपण करके 
'कलापाशका संग्रहण” एवं कुण्डम स्थापन भी 
पूर्वोक्त पद्धतिसे करे। कारणरूप रुद्रदेवताका 


आवाहन-पूजन आदि करके श्ये प्रति बन्धनकारी 
ज होनेके लिये उनसे प्रार्थना करे। पिता-माताका 
(आवाहन आदि करके शिशु (शिष्य)-के हृदयमें 
ताडून करे। पूर्वोक्त विधिके अनुसार पहले अस्त्र- 
मना हयम प्रवेश करके जीवचैतन्यको कलापाशसे 
विलग करें। फिर उसका आकर्षण एवं ग्रहण करके 
अपने आतपं संयोजन करे। फिर वामा उद्धवमुदाद्वारा 
वागीश्वरीदेवीके गर्भमें उसके स्थापित होनेकी 
भावना करे। इसके बाद देह-सम्पादन करें। जन्म, 
अधिकार, भोग, लय, खोतःशुद्धि, तत्वशुद्धि 
निःशेष मलकर्मादिके निवारण, पाश-बन्धनकी 
निवृति एवं निष्कृतिके हेतु स्वाहान्त अस्त्र-नत्रसे 
सौ आहुतियाँ दे। तदनन्तरं अस्त्र-मन्त्रसे पाश- 
'बन्धनको शिथिल करना, मलशक्तिका तिरोधान 
करना, कलापाराका छेदन, मर्दन, वर्तुलीकरण, 
दाह, अङ्कुराभाव-सम्पादन तथा प्रायक्षित्त-कर्म 
पुर्ोक् रीतिसे करे। इसके बाद स्द्रदेवका आवाहन, 
पूजन एवं रूप और गन्धका समर्पण करें। उसके 
लिये मन्त्र इस प्रकार है-'3» हाँ रूपगन्धौ 
शुल्कं रुद्र गृहाण स्वाहा ।'॥ १४-१९॥ 

'शंकरजीकी आजा सुनाकर कारणस्वरूप खदेवका 
विसर्जन करे। इसके बाद जौवचैतन्यका आत्ममं 
स्थापन करके उसे पाशसूत्रमें निवेशित करे। फिर 
जलबिन्दु-स्वरूप उस चैतन्यका शिष्यके सिरपर 
न्यास करके माता-पिताका विसर्जन करे। तत्पक्षात्‌ 
समस्त विधिकी पूर्ति करनेवाली पूर्णाहुतिका 
विधिवत्‌ हवन करे॥ २०-२१॥ 

विद्याम ताडन आदि कार्य पूर्वोक्त विधिसे ही 
करना चाहिये। अन्तर इतना ही है कि उसमें सर्वत्र 
अपने बीजका प्रयोग होगा। यह सब विधान पूर्ण 
'कस्नेसे विद्याकलाका शोधन होता है॥२२॥ 


इस प्रकार आदि आय महारामो “निवाणि-दोकषके अन्तर्गत विद्याकलाका शोधत” 
मक फ़ियासीयाँ अध्याय पूरा हुआ ८६४ 
ee 


«अध्याय ८७० 


सतासीवाँ अध्याय 
निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत शान्तिकलाका शोधन 


भगवान्‌ शंकर कहते हैं-स्कन्द! पूर्वोक्त 
मार्णसे विध्याकलाका शान्तिकलाके साथ विधिपूर्वक 
संधान करे। उसके लिये मन्त्र है“ हां हूं 
हां।' शान्तिकलामे दो तत्व लीन हैं। वे दोनों 
हई और सदाशिव। हकार और क्षकार- 
ये दो वर्ण कहे गये हैं। अब भुवनोंके साथ 
उन्हे समान नामवाले र्ट्रोंका परिचय दिया जा 
रहा है। उनको नामावली इस प्रकार है-प्रभव, 
समय, क्रु, विमल, शिव, घन, निरञ्जन, अङ्गार, 
सुशिरा, दौषकारण, त्रिदशेश्व, कालदेव, सूक्ष्म 
और अम्बुजेश्वर (या भुजेश्वर)--यै चौदह रुद्र 
शान्तिकलामें प्रतिष्ठित हैं। व्योमव्यापिने, 
व्योमरूपाय, सर्वव्यापिने, शिवाय; अनन्ताय, 
अनाथाय, अनाश्चिताय, श्रुवाय, शाञ्चताय, 
योगपीठसंस्थिताय, नित्ययोगिने, ध्यानाहराय -- 
थे बारह पद हँ॥१-५॥ 

पुरुष और कवच--ये दो मन्त्र हैं; बिन्दु 
और जकार--ये दो बज हैं; अलम्बुषा और 
अशा--ये दो नाड़ियाँ हँ; कूकर और कूर्म-ये 
दो प्रणवाय है तवचा और हाथ-ये दो इदयं 
हैं; शान्तिकलाका विषय स्पर्श माना गया है; 
स्पर्श और शब्द--ये दो गुण हैं और एक ही 
कारण हैं-ईश्वर इसकी तुर्यावस्था है। इस प्रकार 
भुवन आदि समस्त त्की शान्तिकलामें स्थितिका 
चिन्तन करके पूर्ववत्‌ ताड़न, छेदन, हदय-प्रवेश, 
ैतन्यका वियोजन, आकर्षण और ग्रहण करे। 
फिर शान्तिके मुखसूतरसे चैतन्यका आत्मामें आरोपण 
करके कलाका ग्रहण कर उसे कुण्डमें स्थापित 
कर दे। तदनन्तर ईंशसे इस प्रकार र्थन करे 
"हे ईश! मैं इस मुयुझुकों तुम्हारे अधिकारमें 
दीक्षित कर रहा हूँ। तुम्हें इसके अनुकूल रहना 


चाहिये'॥६--१० ४ 

फिर माता-पिताका आवाहन आदि और 
शिष्यका ताड्न आदि करके चैतन्यको लेकर 
विधिवत्‌ आत्मामें योजित करे। ततत पूर्ववत्‌ 
माता-पिताके संयोगकी भावना करके उद्धवा 
जाड़ीड्ासा उस चैतन्यका हदय-मन्त्रसे सम्पुटित 
आत्मबीजके उच्चारणपूर्वक देवीके गर्भे नियोजन 
करे। देहोत्पत्तिके लिये हृदय-मन््रसे, जनके हेतु 
शमन्त, अधिकार-सिद्धिके लिये शिखा- 
मनसे, भोगके निमित कबच-मन्जसे, लयके 
लिये शस्तर-मन्तरसे, खोत:शुद्धिके लिये शिव- 
मन्त्रे तथा तत्वशोधनके लिये इदय-मन्त्रस 
साँच-पाँच आहुतियाँ दे। इसी तरह पूर्ववत्‌ 
गर्भाधान, आदि संस्कार भौ करे। कवच-मनतरसे 
पाशको शिथिलता एवं. निष्कृतिके -लिये सौ 
आहुतय दे। मलशक्ति-तिरोधानके उदेश्य शख्त्र- 
मन्त्रहारा पाँच आहुतियोंका हवन करें। 
इसी तरह पाश-वियोगके निमित भी पाँच आहुतय 
देनी चाहिये। तदनन्तर अस्त्र-मन्त्रका सात बार 
जप करके बीजयुक्त अस्त्र-मन्त्ररूपी-कटारसे 
ाशका छेदन करे। उसके लिये मन्त्र इस प्रकार 
हॐ हौं शान्तिकलापाशाय नमः हः हूं 
फद्‌।' ॥११-१७॥ 

इसके बाद पाशका विमर्दन तथा वतुँलीकरण 
पूर्ववत्‌ अस्त्र-मनत्रसे करके उसे घृतसे भरे हुए 
सुवेमे रख दे और कला-सम्बन्धी अस्त-मन्त्रदवार 
उसका हवन करे। फिर पाशाङ्कुरकी निवृत्तिक 
लिये अस्त्र-मखसे पाँच आहुतियाँ दे और प्रायश्चित- 
'निवारणके लिये आठ आहुतियोंका हवन करे। 
मन्त्र इस प्रकार है-' ॐ हः अस्त्राय हूं फट्‌।' 
[फिर इदय-मन्त्रसे ईश्वरका आवाहन करके 


पूजन-तर्पण केके पश्चात्‌ उन्हें विधिपूर्वक 
शुल्क समर्पण करे। मन्त्र इस प्रकार है-' ॐ हाँ 
ईश्वर बुद्धयहंकारौ शुल्कं गृहाण स्वाहा ।' इसके 
बाद ईश्वरको शिवको यह आज्ञा सुनावे --'ईशर। 
इस पशुके सारे पाश दग्ध हो गये हैं। अब तुम्हें 
इसके लिये बन्धनकाएक होकर नहीँ रहना 
चाहिये' ॥ १८--२३॥ 

लायो कहकर ईश्वर देवका विसर्जन करे 
और रौद्रीशक्तिसे आत्पाको नियोजित करे। 
जैसे ईशने चन्द्रमाको अपने मस्तकपर आश्रय दे 
रखा है, उसी प्रकार शिष्यके जौवात्माको गुरू 


अपने आत्मामें नियोजित करे। फिर शुद्ध 
उदभव-मुके वार इसको सूत्रमें संयोजना 
करे और मूल-मन्त्रसे शिष्यके मस्तकपर 
अमरबिन्दुस्वरूप उस चैतन्यसूत्रको रखे; तदनन्तर 
चुष्प आदिसे, घूजित अष्निके पिता-माताका 
विसर्जन करके विधिज्ञ पुरुष समस्त विधिकी 
पूर्ति करनेवाली पूर्णाहुति प्रदान करे। इसमें 
जी पूर्ववत्‌ ताडून आदि करना चाहिये। विशेषतः 
कला-सम्बन्धी अपने बीजका प्रयोग होना 
चाहिये। इस प्रकार शान्तिकलाकी शुद्धि बतायी 
गयी॥ २४--२७॥ 


इस प्रकार आदि आस्तेय महापुराणसे 'व्रिवाच-दौक्ाके अन्तर्गत शान्तिकलाका शोधन” नामक 
सतासीकाँ अध्याय पूरा हुआ ॥८७॥ 
Sree 
अठासीवाँ अध्याय 
निर्वाण-दीक्षाकी अवशिष्ट विधिका वर्णन 


भगवान्‌ शंकर कहते हैं-स्कन्द! विशुद्ध 
'शन्तिकलाके साथ शान्त्यतीतकलाका संधान करे। 
उसमें भी पूर्ववत्‌ तत्व और वर्ण आदिका चिन्तन 
करना चाहिये, जैसा कि नीचे बताया जाता है। 
संधानकालमे इस मन्त्रका उच्चारण करे-' ॐ हाँ 
हौँ हूं हाँ।' शाल्यतीतकलामें शिव और शक्ति- 
ये दो त्व हैं। आठ भुवन हैं, जिनके नाम इस 
प्रकार हैं-इन्धक, दीपक, रोचक, मोचक, 
र्षी, व्योमरूप, अनाथ और आठवां अनाजित । 
कार पद है, ईशान मन्त्र है, अकारसे लेकर 
विसर्गतक सोलह अक्षर हैं, नाद और हकार- 
ये दो बीज है, कुहू और शब्विनी-दो चाड़ियाँ 
है देवद और धनञ्जय--दो प्राणवायु हैं, वाकू 
और श्रोत्र-दो इच्धियाँ हैं, शब्द विषय है, 
गुण भी वही है और अवस्था पाँचवीं तुरीयातीता 
है॥३-६॥ 

सदाशिव देव हो एकमात्र. हेतु हैं। इस | 


तत्वादिसंचयकी शान्यतीतकलामें स्थिति है; ऐसा 
चिन्तन करके ताड़न आदि कर्म करें। 'फहन्त' 
अन्त्रसे कला-पाशका ताइन और योधन करके 
जमस्कारान्त-मन््रसे शिष्यके अन्तःकरणे प्रवेश 
करे। इसके बाद फडन्त-मन्त्रसे जीवचैतन्यको 
पासे वियुक्त करे। "वद्‌" और “नमः” पर्दोसे 
सम्पुटित, स्वाहान्त-मन्त्रका उच्चारण करके, 
अङ्कुशमुह्दा तथा पूरक प्राणायामद्वारा पाशका 
स्तकसूतरसे आकर्षण करके, कुम्भक प्राणायामदवारा 
उसे लेकर, रेचक प्राणायाम एवं उद्धव-मुद्राहाा 
इदय-मन्तरसे सम्पुटित नमस्कारान्त-मन्त्रसे उसका 
अग्निकुष्डमें स्थापन कोर । इसका पूजन आदि सब 
कार्य निवृत्तिकलाके समान हो सम्पन्न करे। 
सदाशिवका आवाहन, पूजन और तर्पण करके 
उनसे भक्तिपूर्वक इस प्रकार निवेदन करे 
“भगवन्‌! इस 'साद' संज्ञक मुमुश्षुको, तुम्होरे 
अधिकारमें दीक्षित करता हूँ। तुम्हें सदा इसके 


अनुकूल रहना चाहिये”॥७--१२॥ 
फिर माता-पिताका आवाहन, पूजन एवं 
तर्पणसंनिधान करके हदय-सम्पुटित आत्मबीजसे 
शिष्यके वक्षःस्थलमें ताडन करे। मन्त्र इस प्रकार 
है-' ॐ हां हां हां हः हुँ फट्‌। ' इसी मन्त्रसे 
शिष्यके हृदयमें प्रवेश करके अस्त्र-मन्त्रद्वारा 
'पाशयुक्त चैतन्यका उस पाशसे वियोजन करे। 
फिर ज्येष्ठ अमु सम्पुटित उसी स्वाहान्त- 
मखसे उसका आकर्षण और ग्रहण करके 
“नमोउन्त' मन्त्रे उसे अपने आत्मामें नियोजित 
'करे। आकर्षण-मन्त्र तो वही * ॐ हां हां हाँ हः 
हैं फट्‌।' है, परंतु आत्प-नियोजनका मन्त्र इस 
प्रकार है--' ॐ हां हां हामात्पने नमः ।' पर्ववत्‌ 
चामा उद्धव-मुद्राद्राश माता-पिताके संयोगकी 
भावना करके इसी मन्त्रसे उस जीवचैतन्यका 
देवीके गर्भम स्थापन करे। तदनन्तर पूर्वो 
विधिसे गर्भाधान आदि सब संस्कार करे। 
पाशबन्धनकौ शिथिलताके लिये प्रायक्षितके रूपमे 
मूल-पन्रसे सौ आहुतियाँ दे (अथवा मूल- 
मन्रका सौ बार जप करे) ॥ १३-२०॥ 
'मलशक्तिके तिरोधान और पाशोके वियोजनके 
तरिभित्त अस्मे पूववत्‌ पाच-पाच आहुतियाँ 
दे। कला-सम्बन्धी बीजसे युक्त आयुध-मन्त्रसे 
सात बार अभिमन्त्रित की हुई कटाररूप अस्त्रसे 
पाका छेदन करे। उसके लिये मन्त्र इस 
प्रकार है--' अँ हः हां शान्यतीतकलापाशाय 
हूँ. फद्‌।' तदनन्तर अस्त्र-मन्त्रसे पूर्ववत्‌ उन 
पाशौँको मसलकर, वर्तुलाकार बनाकर, चीसे 
धेरे हुए खुबमें रख दे और' कला-सम्बन्धी 
अस्त्र-मन्त्रके द्वारा ही उसका हवन करे। फिर 
पाशाङ्कुरकी {रकी निवृत्तिक लिये अस्त्र-मन्त्रसे पाँच 
और प्रायञ्चितत-निषेधके लिये आठ आहृतियाँ दे। | धोकर शिष्यको स्तान करबानेके पश्चात स्वयं भी 


इसके बाद इदय-मन्त्रसे सदाशिवका आवाहन 
एवं पूजन और तर्पण करके पूर्वोक्त विधिसे 
अधिकार समर्पण करे। उसका मन्त्र इस प्रकार 
है--* ॐ हां सदाशिव मनोबिन्दुँ शुल्कै गृहाण 
स्वाहा।'॥ २१--२७॥ 

तत्पश्चात्‌ उन्हें भी निम्नाङ्कित रूपसे शिवकी 
आज्ञा सुनावे -*सदाशिव! इस पशुके सारे पाप 
दगध हो गये हैं। अतः अब आपको इसे बनथनमें 
डालनेके लिये यहाँ नहँ ठहरना चाहिये।' मूल- 
मनसे पूर्णाहुति दे और सदाशिवका विसर्जन 
करे। तत्पक्षात्‌ गुरु शिष्यके शरत्कालिक चन्द्रमाके 
समान उदित विशुद्ध जीवात्पाको रौद्री संहार- 
मुके द्वारा अपने आत्मामं संयोजित करके 
आत्मस्थ कर ले। शिष्यके शरीरस्थ जीवात्मा 
उद्धव-पुद्रा्भारा उत्थान या उद्धार करके उसके 
पोषणके लिये शिष्यके मस्तकपर अर्ध्य-जलकी 
एक बूँद स्थापित करे। इसके बाद परम भक्तिभावसे 
क्षणा-प्रार्थना करके माता-पिताका विसर्जन करे। 
'विसर्जनके समय इस प्रकार कहे--'मैंने शिष्यको 
दीक्षा देनेकै लिये जो आप दोनों माता-पिताको 
खेद पहुँचाया है, उसके लिये मुझे कृपापूर्वक 
क्षमा-दान देकर आप दोनों अपने स्थानको 
चधारें'॥ २८-३२॥ 

वषट-मनतरसे अभिमन्त्रित कर्तरी (कटार)- 
दाण शिवास्त्रसे शिष्यको चार अङ्गल बड़ी 
| बोधशह्िस्वरूपिणी शिखाका छेदन करे। छेदनके 
मन्त्र इस प्रकार हैं--' ॐ हूं शिखायै हूं फद्‌।' 
“ॐ अस्त्राय हूं फट्‌।' उसे घृतपूर्ण सुक्मेँ 
रखकर “हुँ फट्‌" अन्तवाले अस्त्र-मन्त्रसे अगे 
होम दे। मन्त्र इस प्रकार है-'ड० ॐ* हः 
अस्त्य हूं फट्‌।' इसके बाद सुक और खुवाको 
धोकर शिष्यको स्नान करवानेके पश्चात्‌ स्वयं भी 


- कलकल ह कठ है। 


आचमन करे और योजनिका अथवा योजना- 
स्थानके लिये अख-मन्त्रसे अपने-आपका ताड्न 
करे। तत्पश्षात्‌ वियोजन, आकर्षण और संग्रहण 
करके पूर्वत्‌ ट्ादशान्त" (ललाटके ऊपरी भाग)- 
से जीवचैतनयको ले आकर अपने इदय-कमलकी 
कर्णिकामें स्थापित करे॥ ३३-३८॥ 

सुकूको घोसे भरकर और उसके ऊपर 
अधोमुख खुव रखकर शङ्कतुल्य मुद नित्यो 
विधिसे हाथमें ले। ततत्‌ नादोच्चारणके अनुसार 
मस्तक और ग्रौवा फैलाकर दृष्टिको समभावसे 
रखते हुए स्थिर, शान्त एवं परमभावसे सम्पन्न हो 
कलश, मण्डल, अग्नि, शिष्य तथा अपने 
आत्मासे भी छः प्रकारके अध्वाको ग्रहण करके, 
खुकके अप्रभागें प्राणमय नाड़ीके भीतर स्थापित 
करके, उसी भावसे उसका चिन्तन करे। इस 
प्रकार चिन्तन करके क्रमशः सात प्रकारके 
विषुवका ध्यान करे। उन सातॉका परिचय इस 
प्रकार है-पहला 'प्राणसंयोगस्वरूप' है और 
दूसरा हदयादि-क्रमसे उच्चरित मन्त्रसंञक है। 
तीसरा सुगम अनुगत 'नाद या नाही” रूप है। 
ाड़ी-सम्पद्ध नादका जो शक्तिम लय होता है, 
उसको 'प्रशान्त-विषुब' कहते हैं। शक्तिमें लौन 
हुए नादका पुनः उज्जीवन होकर जो उपरको 
संचार और समतामें लय होता है, उसे “शक्ति! 
नामक विपु कहा गया है। सम्पूर्ण नादका शक्तिकी 
सीमाको लाँधकर उत्मनीमें लीन होना 'काल- 
विषुव' कहलाता है। यह छठा है। यह शर्तिसे 
अतीत होता है। सातवाँ विषुव है ~ तत्चसंजक'। 
यही योजना-स्थान है॥ ३९-४५३ # 

पूरक और कुम्भक करके मुँहको थोड़ा 
खोलकर धीर-धीरै मूल-मन्त्रका उच्चारण करते 


हुए भावनाह्वारा शिष्यात्पाका लय करे। उसका 
क्रम यों है-विधुत्सदश छहों अध्याओके 
स्वरूपम 'फट्कार' का चिन्तन करे। नाभिसे 
ऊपर एक बित्तेका स्थान 'फट्कार' है, जो 
णका स्थान माना गया है। उससे ऊपर इदयसे 


चार सु दूरीपर ' अकार' का चिन्तन 
करना चाहिये (यह ब्रह्मका ओधक है) । उससे 
आठ अङ्गुल ऊपर कण्ठमें विष्णुका वाचक 
“उकार” है, उससे भी चार अङ्गुल ऊँचे तालु- 
स्थानम रुद्ववाचक 'मकार' को स्थिति है। इसी 
प्रकार ललाउके मध्यधागमें ईशवरवाचक 'बिन्दुका' 
स्थान है। ललाटसे ऊपर ब्रहारन्रपर्यन्त नादमय 
सदाशिव देव विराजमान हैं। उनके साथ ही वहाँ 
उनकी शक्ति भी विद्यमान है। उपर्युक्त तत्वॉका 
क्रमशः चिन्तन और त्याग करते हुए अन्ततोगत्वा 
शक्तिको भी त्याग दे। वहीँ दिव्य पिपीलिका- 
स्पर्शका अनुभव करके ललारके ऊपरके प्रदेशमे 
परम तत्व, परमानन्दस्वरूप, भावशून्य, मनोऽतीत, 
नित्य गुणोदयशाली शिवतत्वर्मे शिष्यात्पाके विलीन 
होनेकी भावना करे॥४६--५२६॥ 

परम शिवमें योजनिकाकी स्थिरताके लिये 
“ॐ जमः शिवाय वौषद्‌ ।“-इस मन्त्रका उच्चारण 
करते हुए अस्निकी ज्वालामें घीकी धारा छोड़ता 
रहे। फिर विधिपूर्वक पूर्णाहुति देकर गुणापादन 
करे। उसकी विधि इस प्रकार है। निम्नाङ्कित 
मन्त्रको पढ़कर अस्लिमें आहुतियाँ दे- 

“ ॐ हां आत्मन्‌ सर्वज्ञो भव स्वाहा।' ' ॐ हीं 
आत्मन्‌ नित्यतृ्ो भव स्वाहा।' ' ॐ हूं आत्मन्‌ 
अनादिबोधो भव स्वाहा । "३० हैं आतन सवतन्रो 
भव स्वाहा।' “३ हीं आत्मन्‌ अलुसशक्तिर्भव 
स्वाहा।'' 3» हः आत्मन्‌ अनन्तशक्ति्भव स्वाहा ।' 


आविस्तस्य डलाचे" त्‌ ङु बसर ललाटका ऊ श पदे 
कचि होता है ।' ('लिल्वाबोडकिकार्॑द” ८। ५५ पर भास्करयकी नधम) 


इस प्रकार छ; गुणोंसे सम्प्र आत्माको अविनाशी | हुए इस जीवको आपने ही अनुगृहीत किया है; 
परमशिवसे लेकर विधिवत्‌ भावनापूर्वक शिष्यके | अतः नाथ! देवता, अग्नि तथा गुम इसकी भक्ति 
शरे नियोजित करे। तीव्र और मन्द शक्तिपातजनित | बढ़ाइवे' ॥ ५८-५९॥ 
अमकी शान्तिके लिये शिष्ये मस्तकपर न्यासपूर्वक | इस प्रकार प्रार्थना करके देवेश्वर शिवको प्रणाम 
अमृत-बिन्दु अर्पित करे॥ ५३-५७॥ करनेके अनन्तर गुरु स्वयं शिष्यको आदरपूर्वक यह 
इंशान-कलश आदिक रूपमें पूजित शिवस्वरूप | आशी दे कि 'तुम्हारा कल्याण हो'। इसके बाद 
कलशॉको नमस्कार करके दक्षिणमण्डलमें शिष्यको | भगवान्‌ शिवको उत्तम भक्तिभावसे आठ फूल 
अपने दाहिने उत्तराभिमुख बिठावे और देवेश्वर | चढ़ाकर शिवकलशके जलसे शिष्यको स्नान करवावे 
शिवसे प्रार्थना करे--' प्रभो! मेरी मूर्तिमें स्थित | और यज्ञका विसर्जन करे॥६०-६१॥ 
इस प्रकार आदि आस्तेय महापुराणमों 'निर्वाण-दौक्षाका कर्षत” नामक 
अहासीयाँ अध्याय पूरा हुआ॥८८॥ 
Sm 
नवासीवाँ अध्याय 
एकतत्त्व-दीक्षाकी विधि" 
भगवान्‌ शिव कहते हैं--सकन्द! अब लघु | संस्कारोंका पूर्ववत्‌ सम्पादन को; किंतु मूल-मन्तरस 
होनेके कारण एकतात्विकी-दीक्षाका उपदेश दिया | सर्वशुल्क समर्पण करे। इसके बाद तत्वसमूहोँसे 
जाता है। यधावसर यथोचित रीतिसे स्वकीय | गरष पूर्णाहुति प्रदान करे। उस एक ही आहुतिसे 
मना सूत्रबन्ध आदि कर्म करे। तत्पक्षात्‌ काल, | शिष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है॥ १-४॥ 
अगि आदिसे लेकर शिव-पर्यन्त समस्त तत्का |. शिवमें नियोजन तथा स्थिरताका आपादन 
प्रविभावन (चिन्तन) करे। शिवतत्वमें अन्य सब | करके लिये दूसरी पूर्णाहुति भी देनी चाहिये। 
ततव धागेमें मनकोंकी भोति पिरोये हुए हैं। शिव- | उसे देकर शिवकलशके जलसे शिष्यका अभिषेक 
तत्व आदिका आवाहन करके गर्भाधान आदि | करे॥५॥ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमे 'एकतत्व- दौकषाकिधिका वर्णन” त्रमक 
जवासीकाँ अध्याय पूरा हुआ#८९# 
~ 
नब्बेवाँ अध्याय 
अभिषेक आदिकी विधिका वर्णन 
भगवान्‌ शंकर कहते हैं--स्कन्द! शिवका | कलशोमे क्रमशः क्षोद, क्षीरोद, दध्युदक, घृतोद, 
पूजन करके गुरु शिष्य आदिका अभिषेक करे। | इशवुरसोद, सुरोद, स्वादूदक तथा गर्भोद- 
इससे शिष्यको श्रीकी प्राप्ति होती है। ईशान | इन आठ समुद्रोंका आवाहन करे। इसी तरह 
(आदि आठ दिशाओमें आठ और मध्यमें एक-- | क्रमानुसार उनमें आठ विद्येशरांका भी स्थापन 
इस प्रकार नौ कलश स्थापित करे। उन आठ | करे, जिनके नाम इस प्रकार हँ--१. शिखण्डी, 
CT थे एके कब तिलायहेल भ कक बल ही 


१९४ 


२. श्रीकण्ठ, ३. त्रिमूर्ति, ४. एकरुद्र, ५. एकनेत्र, 
६ शिवोत्तम, ७ सूह और ८. अनन्तस्दर ॥ १--४॥ 

मध्यवर्ती कलशमें शिव, समुद्र तथा शिव- 
भन्त्रकी स्थापना करें। यागमण्डपको दिशाके 
स्वामीके लिये रचित स्नान-मण्डपर्मे दो हाथ 
लंबी और आठ अङ्गुल ऊँची एक वेदी बनावे। 
उसपर कमल आदिका आसन बिछा दे। और 
उसके ऊपर आसनस्वरूप अनन्तका न्यास करके 
शिष्यको पूर्वाभिमुख बिठाकर सकलीकरणपूर्वक 
पूजन कोरे। काजी, भात, मिट्टी, भस्म, दूर्वा, 
गोबरके गोले, सरसों, दही और जल--इन सबके 
द्वारा उसके शरीरको मलकर क्षारोदक आदिके 
क्रमसे नमस्कारसहित विद्योश्वांके नाम-मन्खोट्वार 
पूर्वोक्त कलशोके जलसे शिष्यको स्नान करावे 
और शिष्य मन-ही-मन यह धारणा करे कि 
“मुझे अमृतसे नहलाया जा रहा है'॥ ५-८ ६ ॥ 

जत्पक्षात्‌ उसे दो श्वेत वस्त्र पहनाकर शिवके 
दक्षिण भागमें बिठावे और पूर्वोक्त आसनपर पुनः 
उस शिष्यी पहलेकी ही भोति पूजा करे। इसके 
बाद उसे पगड़ी, मुकुट, योग-पट्टिका, कर्तरी 
(कैंची, चाकू या कटार), खड़िया, अक्षमाला 
और पुस्तक आदि अर्पित करे! वाहनके लिये 
"शिविका आदि भी दे। तदनन्तर गुरु उस शिष्यको 
अधिकार साँप । ' आज से तुम भलीभौति जानकर, 


अच्छी तरह जाँच-परखकर किसीको दौक्षा, 
व्याख्या और प्रतिष्ठा आदिका उपदेश कसा 
यह आजा सुनावे। तदनन्तर शिष्यका अभिवादन 
स्वीकार कर और महेश्वरको प्रणाम करके उनसे 
विष्न-समूहका निवारण केके लिये इस प्रकार 
आर्ता करे--प्रभो शिव। आप गुरुस्वरूप है; 
आपने इस शिष्यका अभिषेक करके लिये 
मुझे आदेश दिया था, उसके अनुसार मैंने 
इसका अभिषेक कर दिया। यह संहितामें पारंगत 


मनत्रचक्रकी ततके लिये पाँच-पाँच आहुतियाँ 
दे। फिर पूर्णाहुति-होम करे। इसके बाद शिष्यको 
आपने दाहिने बिठावे। शिष्यके दाहिने हाथकी 
अङ्गुषठ आदि अँगुलियोंको क्रमशः दध दर्भावन- 
शम्बरोसि *ऊपरत्थ' के लिये लाम्छित करे। 
उसके हाथमें फूल देकर उससे कलश, आन एवं 
शिवको प्रणाम करवाते। तदनन्तर उसके लिये 


अभिषेक करनेसे अभीष्टकी प्राप्ति होती है। * ॐ 
इली पशु हूं फद।'-यह अस्राज पाशुपत- मन्त्र 
है। इसके द्वारा अस्त्रराजका पूजन और अभिषेक 
कला चाहिबे*॥ १४--१८॥ 


इस प्रकार आदि आणव सहातुशाणरमे अभिषेक आदिक विधिका जरि” नमक 


जन्नेकाँ अध्याय 


इण ङुआ॥१00 


See 


इक्यानबेवाँ अध्याय 
देवार्चनकी महिमा तथा विविध मन्त्र एवं मण्डलका कथन 


भगवान्‌ शंकर कहते हैं-स्कन्द! अभिषेक | 
हो जानेपर दीक्षित पुरुष शिव, विष्णु तथा सूर्य 
आदि देवताओंका पूजन करे। जो शङ्ख, भेरी 


आदि वाधौ ध्वनिके साथ देवताऑको पञ्चगव्यसे 
ज्ञान कराता है, वह अपने कुलका उद्धार करके 


स्वयं भी देवलोकको जाता है। अग्निनन्दन! 


प ममो अपने दह सपक तथा असरका भे विजन दिख ै। (रेखे कर्मफानड-कमाबली स्लोक- 


सँ १०८० से १११३ गक) 


«अध्याय ११० 


१९५ 


कोटि सहस वर्षोमे जो पाप उपार्जित किया गया 
है, वह सब देवताओको घीका अभ्यङ्ग लगानेसे 
भस्म हो जाता है। एक आक घी आदिसे देवकओंको 
नहलाकर मनुष्य देवता हो (जाता है॥ १--३॥ 

चन्दनका अनुलेप लगाकर गन्ध आदिसे 
देवपूजन करे तो उसका भी वही फल है। थोडेसे 
आयासके द्वार स्तुति पढ़कर यदि सदा देवताओंकी 
स्तुति कौ जाय तो वे भूत और भविष्यका 
ज्ञान, मन्त्रज्ञा, भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले 
होते है॥४% 

यदि कोई मल्रके शुभाशुभ फलके विषयमे 
प्रश्न करे तो प्रश्रकतकि सं प्रश्रवावयके 
अक्षरोंकी संख्या गिन ले। उस संख्यामें दोसे भाग 
दे। एक बचे तो शुभ और शून्य या दो बचे तो 
अशुभ फल जाने। तौनसे भाग दैनेपर मूल 
धातुरूप जौवका परिचय मिलता है, अर्थात्‌ एक 
शेष रहे तो वातजीव, दो शेष रहे तो पितजीव 
और तीन शेष रहे तो फव जाने। चरसे भाग 
देवेपर रामाद बर्ण-बुद्धि होती है। तात्पर्य यह 
कि एक बाकी बचे तो उस मनम ग्राहाण- युद्ध, 
दो बचनेपर क्षत्रिय-बुद्धि, तीन बचनेपर वैश्य- 
बुद्धि और चार शेष रहनेपर शुद्र-बुद्धि करे। 
पाँचसे भाग देनेपर शेषके अनुसार भूत्व 
आदिका बोध होता है, अर्थात्‌ एक आदि शेष 
रहनेपर पृथिवी आदि तत्वका परिचय मिलता है। 
इसी प्रकार जय-पराजय आदिका ज्ञान प्राप्त 
करे॥५-६॥ 

यदि मन्त्र-पदके अन्तमें एक त्रिक (तीन 
बीजाक्षर) हों, अधिक बीजाक्षर हों अथवा दो 
प, म एवं क हो तो इनमेंसे प्रथम वर्ग अशुभ, 
जीचवाला मध्यम तथा अन्तिम वर्ग शुभ है। यदि 
अन्तमें संख्या-समूह हो तो बह जीवनकालके 
दस वर्षका सूचक है। यदि दसकी संख्या हो तो 


दस वर्षके पक्षात्‌ उस मरके साधकपर यमराजका 
निश्चय हो आक्रमण हो सकता है॥७६॥ 

सूर्य, गणपति, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी तथा 
विष्णु भगवान्‌के मन्त्रके अक्षरों जपे 
तत्पर कठिनी (अङ्नुष्ठ अँगुली)-से स्पर्श किये 
गये कमलपत्रमे गोमृत्राकार रेखापर एक त्रिकसे 
आरम्भ कर बारह त्रिक-पर्यन्त लिखे। अर्थात्‌ 
उक्त मन्त्रके तीन-तीन अक्षरोंका समुदाय एकसे 
लेकर बारह स्थानोंतक पृथक्‌-पृथक्‌ लिखे। इसी 
प्रकार चीसठ कोष्टॉका एक मण्डल बनाकर 
उसमें मरुत्‌ (यं), व्योम (है) और मरुत्‌ 
(ये) -इन तीन बौजोका जिक पहले कोहे लेकर 
आठवें कोष्ठतक लिखे। इन सब स्थानॉपर पासा 
केसे अथवा स्पर्श कललेपर शुभाशुभका परिज्ञान 
होता है। विषम संख्यावाले स्थानॉपर पासा पड़े 
या स्पर्श हो तो शुभ और सम संख्यापर पड़े तो 
अशुभ फल होता है॥ ८--१०॥ 

“चं हं य॑'-इन तीन बीजोके आठ त्रिक हैं। 
वे ध्वज आदि आठ आयोकै प्रतीक हैं। इन 
आवो जो सम हैं, वे अशुभ हैं। विषम आय 
शुभप्रद कहे गये हैं॥ ११॥ 

“क' आदि अक्षरको सोलह स्वरोसे तथा 
सोलह स्वराँको “क' आदिसे युक्त करके उन 
सबके साथ आ "यह पल्लव लगा दे। पल्लवयुक्त 
इन सस्वर कादि अक्षरोंको आदिमे रखकर 
उनके साथ त्रिपुराके नाम-मन्त्रको पृथक्‌-पृथक्‌ 
सम्बद्ध करे। उनके आदिमें “३ हाँ” जोडे 
और अन्तमं “नमः” पद लगा दे। इस प्रकार 
'चूजनकर्कि उपयोगमें आनेवाले इन मन्त्रोंका 
प्रस्तार बीस हजार एक सौ साठको संख्यातक 
पहुँच जाता है॥ १२-१३॥ 

“आं हीं --इन बीजोंसे युक्त सरस्वती, चण्डी, 
गौरी तथा डुगकि मन्त्र हैं। श्रीदेवीके मन्त्र 'आँ 


१९६ 


औं” इन बीजोंसे युक्त हैं। सूर्यक मन्त्र 'आं झैँ" 
इन बीजोंसे, शिवके मन्त्र “आँ हां” इन बीजोंसे, 
गणेशके मन्त्र 'आँ गं' इन बोजोंसे तथा श्रीहरिके| 
मन्त्र 'आं अँ" इन बीजस युक्त हैं। कादि व्यञ्जन 
अक्षरों तथा अकारादि सोलह स्वरोको मिलाकर 
इक्यावन होते हैं। इस प्रकार सस्वर कादि 
अक्षरको आदिमें और सस्वर 'क्ष' से लेकर 


«क तकके अक्षरेंकों अन्तमं रखनेसे सम्पूर्ण 
मन्त्र जनते हैं॥ १४--१६॥ 

१४४० सम्पूर्ण मण्डल होनेसे सूर्य, शिव, देवी 
डुर्गा तथा विष्णुमेंसे प्रत्वेकेक तीन सौ साठ 
मण्डल होते हैं। अभिषिक्त गुरु इन सब मनं 
तथा देवताओंका जप-ध्यान करे तथा शिष्य एवं 
चुत्रको दीक्षा भी दे॥ १७॥ 


इस प्रकार आदि आप्तेय सहापुराणर्मे “ताना-मन््च आदिका कथषत' तामसक 
उक्यापकेदाँ अध्याय पूरा हुआ# ९१४ 
Db मी 
बानबेवाँ अध्याय 
प्तिष्ठाके अङ्गभूत शिलान्यासकी विधिका वर्णन 


भगवान्‌ शिव कहते हैं-स्कन्द! अब मैं 
संक्षेपसे और क्रमशः प्रतिष्ठाका वर्णन करुँगा। 
चौठ शक्ति है और लिङ्ग शिव। इन दोनों (पौठ 
और लिङ्ग अथवा शक्ति और शिव)-के योगमें 
शिव-सम्बन्धी मनो प्रतिष्ठकी विधि सम्पादित 
होती है। पतिक 'प्रतिषठा' आदि पाँच भेद' हैं। 
उनका स्वरूप तुम्हें बता रहा हूँ। जहाँ ब्रह्मशिलाका 
योग हो, वहाँ विशेषरूपसे की हुई स्थापना 
“प्रतिष्ठा” कही गयी है । पीठपर ही यथायोग्य जो 
अर्चा-विग्रहकों पधराया जाता है, उसे 'स्थापन' 
करत हेँ। प्रतिष्ठा (हरिला) -से भली स्थापनाको 
“स्थिर स्थापन' कहते हैं। लिङ्गके आधारपूर्वक जो 
स्थापना होती है, उसे “उत्थापन' कहा गया है। 
जिस प्रतिष्ठं लिङ्गको आरोपित करके विद्वान 
उसका संस्कार किया जाता है, उसकी ' आस्थापन' 


संज्ञा है। ये शिव-प्रतिष्ठाके पाँच भेद हैं।' आस्थान" 


और "उत्थान' भेदसे विष्णु आदिकौ प्रतिष्ठा दो 
अ्रकारकी मानी गयी है। इन सभी प्रतिष्ठाओमे 
चैतन्यस्वरूप परमशिवका नियोजन करे। 'पदाध्या' 
आदि भेदसे प्रासादोमै भी पाँच प्रकारकी प्रतिष्ठा 
जतायी गयी है'। प्रासादकौ इच्छसे पृथ्वीकी 
परीक्षा करे। जहाँको मिट्टीका रंग श्वेत हो और 
चौकी सुगन्ध आती हो, वह भूमि ब्राह्मणे लिये 
उत्तम बठायी गयी है। इसी तरह करमशः तिके 
लिये लाल तथा रक्तकौ-सी गन्धवाली मिट, 
वैश्यके लिये पीली और सुगन्धयुकत मिट्टीवाली 
तथा शुददके लिये काली एवं सुराकी-सी गन्धवाली 
ममिट्टीसे युक्त भूमि श्रेष्ठ कही गयी है॥ १-७॥ 

पूर्व, ईशान, उतर अथवा सब ओर नौची 
और मध्यमे ऊँची भूमि प्रशस्त मानी गयी है!। 
एक हाथ गहराईतक खोदकर निकाली हुई मिट्टी 
यदि फिर उस गड्ढेमें डाली जानेपर अधिक हो 


आक, सप, हियर स्थापन, उत्पन और आस्थाल। 


२. 'अध्या' छः कहे गये हं-तत्वाध्या, पदाच्य, राण, न्य, कर्य और भवग इये रको छोड़कर शेष 


जवे भेदसे यहाँ पाँच प्रकारकी रिहाना किया गर है। 


३. "साचू में भी इससे मिलती-जुलती बात को गो ह 
उषण तूण साख शिश प्रनस्त खा रोण ( आठयौं अर. भूनि-परीक ६-७) 


«अध्याय १२० 


१९७ 


ममम ममम ममननम 


जाय तो वहाँकी भूमिको उत्तम समझे। आथवा 
जल आदिसे उसकी परीक्षा करे।* हड्डी और 
कोयले आदिसे दूषित भूमिका खोदने, वहाँ 
गौओँको ठहराने अथवा बारंबार जोतने आदिके 
द्वारा अच्छी तरह शोधन करे। नगर, ग्राम, दुर्ग, 
गृह और प्रासादका निर्माण करानेके लिये उक्त 
'प्रकारसे भूमि-शोधन आवश्यक है। मण्डपे 
द्वारपूजासे लेकर मन्तरतर्पण- पर्यन्त सम्पूर्ण कर्मका 
सम्पादन करके विधिपूर्वक घोरास्त्र सहसा 
करे। बराबर करके लिपी-पुती भूमिपर दिशाओंका 
साधन करे। सुवर्ण, अक्षत और दहीके द्वारा 
अदक्षिणक्रमसे रेखाएँ खींचे। मध्यभागसे ईशानकोहमें 
स्थित भरे हुए कलशमें शिवका पूजन करे। फिर 
चास्तुकी पूजा करके उस कलशके जलसे कुराल 
आदिको साँचे। मण्डपसे बाहर राक्षो और 
ग्रहोंका पूजन करके दिशाओंमें विधिपूर्वक 
बलि दे॥८-१३॥ 

कलशं पूजा करके लग्न आनेपर अलिकोणयर्ती 
कोठें पहले जिसका अभिषेक किया गया था, उस 
मधुलिप्त कुदालसे धरती खुदावे और मिट्टीको 
नैतरत्यकोणरमे फेंके। खोदे गये गें कलशका जल 
'गिरा दे। फिर भूमिका अभिषेक करके कुदाल 
आदिको नहलाकर उसका पूजन करे। तत्यक्ात्‌ 
दूसरे कलशको दो वस्मे आच्छादित करके 
ज्राहाणके कंधेपर रखकर गाजे-याजे और वेदध्यनिके 
साथ नगरकी पूर्व सीमाके अन्ततक, जितनी दूर 
जाना अभीष्ट हो, उतनी दूर ले जाय और वहाँ 
क्षणभर ठहरकर वहाँसे नगरके चारों ओर 


अदक्षिणक्रमसे चलते हुए ईशानकोणतक उस 
कलको घुमावे। साथ ही सीमान्तचिहोंका अभिषेक 
करता रहे ॥ १४--१८॥ 

इस प्रकार रुट्-कलशको नगरके चारों ओर 
चुमाकर भूमिका परह करे। इस क्रियाको 
*अर्घ्यदान” कहा गया है। तदनन्तर शल्यदोषका 
निवारण केके लिये भूमिको इतनी गहराईतक 
खुदवावे, जिससे कंकड़-पत्थर अथवा पानी 
दिखायी देने लगे। अथवा यदि शल्य (हड्डी 
आदि)-का ज्ञान हो जाय तो उसे विधिपूर्वक 
खुदबाकर निकाल दे। यदि कोई लग्-कालमे 
प्रश्न पूछे और उसके मुखसे अ, क, च, ट, त, 
|च, स और ह-इन वगोके अक्षर निकले तो 
इनकी दिशाओमे शल्यको स्थिति सूचित होती 
है। अथवा दविज आदि वहाँ गिरेँ तो ये सब उस 
स्थानम शल्य होनेकी सूचना देते हैं। कतकि 
अपने अङ्ग-विकारसे उसके ही बराबर शल्य 
होनेका निक्षय करे। पशु आदिके प्रवेशसे, 
'कौर्तनसे तथा पक्षियोके कलरवोँसे शल्यकी 
दिशाका ज्ञान पराण करे॥१९-२२॥ 

किसी पट्टौपर या भूमिपर अकारादि आठ 
वरगोसे युक्त मातुका-वर्णोको लिखे। वरगक अनुसार 
क्रमशः पूर्वसे लेकर ईशानतककी दिशाओंमें 
शल्यकी जानकारी प्राप्त करे। 'अ' बमं पूर्व 
'दिशाकी ओर लोहा होनेका अनुमान करे। 'क' 
चरमे अभ्तिकोणकी ओर कोयला जाने। “च' 
र्मे दक्षिण दिशाकी ओर भस्म तथा 'ट' वर्गमे 
कैकषत्यकोणकी ओर अस्थिका होना समझे। 'त' 


उन्मन के अनुसार जलसे परे केको विध इस प्रू हा ओदक उसको कहो निकर म 


हौ पूरित कोके बजाय पानी भरता चाहिये! पी भाकर सौ करम (सदत जे) चलना चाहे । पुनः लौट आतेपर यदि 
नी जितना था उत ही रहे को ओह, कुछ कम (६) हो जाय हो मध्यम और बहुत कम (३) अथवा और अधिक कम हो 
जाय सो प्नि समह चाहिये। समए्रकको इस रे मा-क छाप है। पु मुनि इस कके 
समके और भौ कठोरता दिखायी है। उतके मुसा रहने स्कल पानी भरा जाय और दूसरे दित हः उसको पती करनी 
चाहिदे। यदि उसमे भी कुछ पानीके दर्शन हो जादै खो उसे असु भू सना चाहिये। इसके विपत गुणवाली भूमि 


अनिन तथा बन है। 


बमं. पश्चिम दिशाकी ओर ईंट, "प" बर्ममे 
चायव्यकोणकी ओर खोपड़ी, “य' वर्ममें उत्तर 
दिशाकी ओर मुर्दे और कीड़े आदि और “स' 
बर्गे ईशानकोणकी ओर लोहेका होना बतावे। 
इसी प्रकार “ह' वर्गमें चाँदी होनेका अनुमान 
करे। कष वर्गयुक्त दिग्भागसे उसी दित्ये अन्य 
अनर्थकारी वस्तुओके होनेका अनुमान करे। 
एक-एक हाथ लंबे नौ शिलाखण्डोंका प्रोक्षण 
करके, उन्हें आठ-आठ अङ्गुल भिट्टीके भीतर 
गाइ दे। फिर वहाँ पानी डालकर उनपर मुद्रसे 
आघात करे। जब वे प्रस्तर तीन चौथाई भागतक 
गे भीतर धस जायें, तब उस खातको भरकर, 
लीप-पोतकर वहाँकी भूमिको बराबर कर दे। 
ऐसा करवाकर गुरु सामान्य अर्घ्य हाथमें लिये 
आगे चताये जानेवाले मण्डल (या मण्डप)-की 
ओर जाय। मण्डपके द्वारपर द्वारपालॉका पूजन 
(आदर-सत्कार) करके पश्चिम द्वास्से उसके 
भीतर प्रवेश करे॥ २३--२८॥ 

चहा आत्मशुद्धि आदि कुण्ड-मण्डपका संस्कार 
करे। कलश और वार्धानी आदिका स्थापन करके 
लोकपालों तथा शिवका अर्चन करे। अग्निका 
जनन और पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत्‌ करे। 
तत्पक्षात्‌ गुरु यजमानके साथ शिलाओंके स्तान- 
अण्डपमें जाय। वे शिलाएँ प्रासाद-लिड्रके चार 
पाये हैं। उनके नाम हैं-क्रमशः धर्म, ज्ञान, 
वैराग्य और ऐश्वर्य: अधर्म, अज्ञान, अवैशग्य और 
अवैध्य आदि। उनकी ऊँचाई आठ अङगुलकी हो 
तो अच्छी मानी गयी है। वे चौकोर हों और 
उनकी लंबाई एक हायकी हो, इस मापसे 
प्रस्तरकी शिलाएँ बनवानी चाहिये। ईटॉकी 
शिलाओंका माप आधा होन चाहिये। प्रस्तस्खष्डसे 
बने हुए प्रासादमे जो शिलाएँ उपयोगमें लायी 
जाये अथवा ईंटॉके बने हुए मन्दिरे जो इटे लगे, 


उनमेंसे नौ शिलाएँ अथवा ईट वज्र आदि चिहोंसे 
अङ्कित हों, अथवा पाँच शिलाएँ कमलके 
चिहाँसे अङ्कित हों। इन आङ्कित शिलाओसे 
हौ मन्दिर-निर्माणका कार्य आरम्भ किया 
जाय॥ २९-३२ ६॥ 

पाँच शिलाओंके नाम इस प्रकार हैं-नन्‍्दा, 
भद्रा, जया, रिका और पूर्णा। इन पाँचोकि 
निधिकुम्भ इस प्रकार हैं-प, महाप, रा, 
मकर और समुद्र। नौ शिलाओंके नाम इस प्रकार 
हैं--कदा, भद्रा, जया, पूर्णा, अजिता, अपराजिता, 
विजया, मङ्गला और नवमी शिला धरणी है। इन 
जबोके निधिकलश क्रमशः इस प्रकार जानने 
चाहिये-सुभद्द, विभ, सुनन्द, पुष्पदन्त, जय, 
विजय, कुम्भ, पूर्व और उत्त। प्रणबमय आसन 
देकर अस्त-मन्त्रसे ताइन और-उल्लेखन करनेके 
पश्चात्‌ इन सब शिलाओंको सामान्य रूपसे 
कवच-मन्रसे अवगुण्ठित करना चाहिये। अस्त्र- 
मन्त्रे अन्तम "हँ फट्‌" लगाकर उसका उच्चारण 
करते हुए मिट्टी, गोबर, गोमू, कषाय तथा 
गन्धयुक्त जलसे मलान कराबे। तत्पशात्‌ 
विधिपूर्वक पहुणव्य और पञ्चामृतसे खान कराना 
चाहिये। इसके बाद गन्धयुक्त जलसे खान 
केके अनन्तर अपने नामसे अङ्कित भना 
फल, रल, सुवर्ण तथा गोभुङगके जलसे और 
चन्दनसे शिलाको चर्चित करके उसे बभत्रोसे 
आच्छादित करे॥ ३३-४०  ॥ 

खडुत्थ आसन देकर, यागमण्डपकी परिक्रमा 
करके, उस शिलाको ले जाय और हदय- 
मवण उसे शब्या अथवा कुशके बिस्तरपर 
सुला दे। वहाँ पूजन करके, बुद्धिसे लेकर 
'पृथिवी-पर्यन्त तत्वसमूहोँका न्यास करके पश्चात्‌, 
त्रिखण्ड-व्यापक तत्वत्रयका उन शिलाओ क्रमशः 
न्यास करे। बुद्धिसे लेकर चित्ततक, चित्तके भीतर 


4 अध्याय ९२० 


मातृकातक और तत्मात्रासे लेकर पृथिवी-पर्वन्त 
'शिवतत्व, विद्यातत्त्व तथा आत्मतत्वकी स्थिति 
है। पुष्पमाला आदिसे चिहित स्थानॉपर क्रमशः 
तीनों तत्वॉका अपने मन्त्रसे और व्त्वेशॉका 
'हृदय-मन्त्रसे पूजन करे। पूजनके मन्त्र इस प्रकार 
है-'ॐ हुँ शिवतत्वाय नमः। ॐ हां 
शिवतत्त्वाधिपाय रुद्राय नमः । ॐ हां विद्यातत्वाय 
जमः। ॐ हाँ विद्यातत्वाधिपाय विष्णवे नमः। 
ॐ हाँ आत्मतत्त्वाय ॐ हां 
आत्पतत्त्वाधिपतये ब्रहाणे नमः ।'॥ ४१--४६॥ 

प्रत्येक तत्त्व और प्रत्येक शिलामें पृथ्वी, 
अशि, यजमान, सूर्य, जल, वायु, चन्द्रमा और 
आकाश--इन आठ मूर्तियोंका न्यास करे। फिर 
क्रमशः श्व, पशुपति, उग्र, रु, भव, ईश्वर (या 
ईशान), महादेव तथा भीम--इन मूर्ताश्चरोंका 
न्यास करे। मूर्तियों तथा मूर्तीश्ररोंके मन्त्र इस 
प्रकार है-' ॐ धरामूत॑ये नमः । ३७ धराथिपतये 
शर्वाय नमः।' इसके बाद अनन्त आदि 
लोकपालॉका क्रमशः अपने मन्त्रोसे न्यास करे। 
इन्द्र आदि लोकपालोके बीज आगे बताये जानेवाले 
क्रमसे यों जानने Du 5 ३) डू 
ख, हूं, क्ूं। यह नौ "बताया गया 
है। जब पाँच पदकी शिलाएँ हों, तब प्रत्येक 
तत्वमयी शिलामें स्पर्शपूर्वक पृथ्वी आदि पाँच 
मूर्तियाँका न्यास करे। उक्त मूर्तियोंके पाँच मूर्तीश 
इस परकार हह विनु साईबर और 
'सदाशिव। इन पाचका उक्त पांचों मूर्तो पूर्ववत्‌ 
पूजन करना चाहिये॥ ४७--५३॥ 

“ॐ पूथिवीमू्तये नमः। ॐ 
पृथिवीमूत्यधिपतये ख्रहाणे नम: ।' इत्यादि मन्त्र 
पूजनके लिये जानने चाहिये। क्रमशः पाँच कलशोंका 


१९९ 
अपने जाम-मन्त्रोसे पूजन करके उन्हें स्थापित 
'करे। मध्यशिलाके क्रमसे विधिपूर्वक न्यास करे। 
विभूति, कुशा और विलॉसे अस्त्र मत्रद्वार प्राकारकी 
कल्पना करे। कुण्डॉमे आधार-शक्तिका न्यास 
और पूजन करके तत्वों, तत्वाधिपोँ, मूर्तियों तथा 
सूर्तशृरॉका घृत आदिसे तर्पण करे। ततश्चा 
जद्मात्म-सुद्धिके लिये मूलके अङ्गभूत ब्रहा- 
मनो क्रमशः सौ-सौ आहुतियाँ देकर पूर्णाहुति- 
र्दन होम करनेके पश्चात्‌ शान्ति-जलसे शिलाओंका 
ओरक्षणपूर्वक पूजन करे। कुशाओँद्वारा स्पर्श 
करके प्रत्येक तत्वमें क्रमशः सांनिध्य और संधान 
करके फिर शुद्ध-न्यास करे। इस प्रकार जा- 
जाकर तीन भागोंमें कर्म करे। मन्त्र यों हैं-' ॐ 
आम्‌ ईम्‌ आत्मतत्वविद्यातततवाभ्या नमः ।' 
[इति ॥ ५४--६०॥ 

कुशके मूल आदिसे क्रमशः तत्वेशादि तीनका 
स्पर्श करे। इसके बाद हस्व-दीर्घके प्रयोगपूर्वक 
ततवानसंधान करे। इसके लिये मन्त्र यों है- 
“ॐ इ ऊं विद्यातत्वशियतत्त्वाभ्यां नमः।' 
तदनन्तर घी और मधुसे भरे हुए पञ्चरलयुक् 
और पञ्चगव्यसे अग्रभागमें अभिधिक्त पाँच 
कलशॉका, जिनके देवता पञ्च-लोकपाल हैं, 
अपने मन्त्रोसे पूजन करके उनके निकट होम 
करे। फिर समस्त शिलाओके अभिदेवताओंका 
ध्यान करे। “वे शिलाधिदेवता विद्यास्वरूप हैं, 
खान कर चुके हैं। उनकी अङ्गकान्ति सुवर्णके 
समान उदी होती है। वे उज्वल वस्त्र धारण 
करते हैं और समस्त आभूषणोंसे सम्पन्न हैं।' 
ज्यूनतादि दोष दूर करनेके लिये तथा वास्तु- 
भूमिको शुद्धिके लिये अस्त्र-मनतरद्ारा पूर्णाहुति- 
पर्वन्त सौ-सौ आहुतियाँ दे॥ ६१--६५॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महारणम 'परतिडाके अङ्गपूल शिलानयालको विधिका वर्णत” नायक 
जानबेका अध्यय पूण इ ९२॥ 
er 


२०० 


+ अग्निपुराण ० 


तिरानबेवाँ अध्याय 
वास्तुपूजा-विधि 


भगवान्‌ शिव कहते हंसक! तदनन्तर 
प्रासादको आसूत्रित करके बास्तुमण्डलकों रचना 
करे। समतल चौकोर तरम चौसठ कोष्ठ बनावे। 
कोनॉमें दो बंशॉंका विन्यास करे। विकोणगामिनी 
आठ रजुएँ अङ्कित करे। वे द्विपद और षट्पद 
स्थानोकि रूपमें विभक्त होंगी। उनमें वास्तुदेवताका 
पूजन करे, जिसको विधि इस प्रकार है--' कुछित 
केशधारी वास्तुपुरुष उत्तान सो रहा है। उसकी 
आकृति असुरके समान है।' पूजाकालमे उसके 
इसी स्वरूपका स्मरण करना चाहिये, परंतु दीवार 
आदिकी नौ रखते समय उसका ध्यान यो 
करना चाहिये कि "वह औँधेपुँह पड़ा हुआ है। 
कोहनीसे सटे हुए उसके दो घुटने वायव्य और 
अिकोणमेँ स्थित हैं। अर्थात्‌ दाहिना घुटना 
'वायव्यकोणमे और बायाँ घुटना अप्रिकोणमें 
स्थित है। उसके जुड़े हुए दोनों चरण पत (नय!) 
दिराम स्थित हैं तथा उसका सिर ईशानकोणकी 
ओर है। उसके हायॉको अज्ञलि वक्ष:स्थलपर 
है!॥६-४॥ 

उस बास्तुपुरुषके शरीरपर आरूढ हुए 
देवताओंकी पूजा करलेसे वे शुभकारक होते हैं। 
आठ देवता कोणाधिपति माने गये हैं, जो आठ 
कोणा्षॉमें स्थित हैं। क्रमशः पूर्व आदि दिशाओंमें 
स्थित मरीचि आदि देवता छ:-छः पदोके स्वामी 
कहे गये हैं और उनके बीचमें विराजमान ब्रह्मा 
चार पदके स्वामी हैं। शेष देवता एक-एक पदके 
अधिष्ठाता बताये गये हैं। समस्त नाडी-सम्पात, 
महामर्म, कमल, फल, त्रिशूल, स्वस्तिक, बज, 
महास्वस्तिक, सम्पुट,' त्रिकटि, मणिबन्ध तथा 
सुविशुद्ध पद--ये बारह मर्म-स्थान हुँ । वास्तुकी 


भित्ति आदिमे इन सबका पूजन करे। ईशान 


(सू)-को घृत और अक्षत चढ़ावे। पर्जन्यको 
कमल और जल अर्पित को। जव्तको कुङ्कुमरञ्जित 
निर्मल पताका दे। महेन्द्रको रत्रमिश्नित जल, 
सूर्यको धूम्र वर्णका चैंदोवा, सत्यको घृतयुक्त गेहूँ 
तथा भरको उड़द-भात चढावे। अन्तरिक्षको 
विमांस (विशिष्ट फलका गूदा या औषधविशेष) 
अथवा सकु (सतू) निवेदित करे ये पूर्व दिशाके 
आठ देवता है॥५-१०६॥ 

अम्निदेवको मधु, दूध और घौसे भरा हुआ 
सुक्‌ अर्पित करे। पूषाको लाजा और वितथको 
सुवर्ण-मिश्रित जल दे। गृहक्षतको शहद तथा 
यमराजको पलोदन भेंट करे। गन्धर्वनाथको गन्ध, 
भूङ्राजको पक्षिजिह्ा तथा मृगको यवपर्ण (जौके 
पते) चढ़ाबे-ये आठ देवता दक्षिण दिशामें 
परित होते हैं। “पितृ” देवताको तिल-मिश्रित 
जल अर्पित करे। 'दौवारिक' नामवाले देवताको 
सृक्ष-जनित दूध और दनतधावन भुरे 
अदर्शनपूर्वक निवेदित करे। 'सुप्रीव' को पूआ 
चढ़ावे, पुष्पदन्तको कुशा अर्पित करे, वरुणको 
लाल कमल भेंट करे और असुरको सुरा एवं 
आसव चढ़ावे। शोषको घीसे ओतप्रोत भात तथा 
(पाप यकष) रोगको घृतमिक्नित माड या 
लावा चढ़ावे। ये पश्चिम दिशाके आठ देवता कहे 
गये हैं ॥ ११--१६॥ 

मास्तको पीले रंगका ध्वज, नागदेवताको 
नागकेसर, मुख्यको भक्ष्यपदार्थ तथा भल्लाटको 
डौक-बघाएकर मूँगकी दाल अर्पित करे। सोमको 
जृतमित्रित खीर, चरकको शालूक, अदितिको 
लोफी तथा दितिको पूरो चढ़ाबे। वे उतर दिशे 
आठ देवता कहे गये। मध्यवर्ती ब्रह्माजौको 
मोदक चढ़ावे। पूर्व दिशामें छः पदोके उपभोक्ता 


२०१ 


“मरीचिको भी मोदक अर्पित करे।बरह्मजीसे नोचे 
अग्रिकोणवर्ती कोष्ठमें स्थित सविता देवताको 
लाल फूल चढावे। सवितासे नीचे वहिकोणवर्ती 
'कोष्ठमे सावित्रौ देवीको कुशोदक अर्पित करे। 
ब्ह्माीसे दक्षिण छः पदेकि अधिष्ठाता विवस्वानको 
लाल चन्दन चढ़ावे ॥ १७ --२०॥ 

ब्रहमजीसे नैऋत्य दिशामें नीचेके कोष्ठे इनद्र- 
देवताके लिये हल्दी-भात अर्पित करे। इन्द्रसे 
नीचे नैऋत्यकोणमें इन्द्रजयके लिये मिश्ठत्र 
निवेदित करे। ब्रह्माजोसे पश्चिष छः पदमे 
विराजमान भित्र देवताको गुडमिश्रित भात चढ़ावे। 
जायब्यकोणसे नौचेके पदमेँ रुद्देवताको घृतपक्क 
अन्न अर्पित करे । रुद्र देवतासे नीचेके कोषठमें, रुदर 
दासके लिये आद्रमांस (औषधविशेष) निवेदित 
करे। तत्पश्चात्‌ उत्तरवर्ती छः पदोके अधिष्ठाता 
पृष्वीधरके निमित्त उड़दका बना नैवे चढ़ावे। 
ईशानकोणके निम्नवर्ती पदमें 'आप'की और 
उससे भी नौचेके पदमें आपवत्सकी विधिवत्‌ | 
पूजा करके उन्हें क्रमशः दही और खौर अर्पित 
करे॥ २१--२४॥ 

तत्पक्षात्‌ (चौसठ पदवाले वास्तुमण्डलमेँ) 
मध्यदेशवर्ती चार पदोंमें स्थित ब्रह्माजीकों पम्रगव्य, 
अक्षत और घृतसहित चरु निवेदित करे। तदनन्तर 
ईशानसे लेकर वायव्यकोण-पर्यन्त चार कोणोमें 
स्थित चरकी आदि चार मातृकाओंका वास्तुके 
चाहाभागमें क्रमशः पूजन करे, जैसा कि क्रम 
बताया जाता है। चरकीको समृत मांस (फलका 
गूदा), विदारीको दही और कमल तथा पूतनाको 
पल, पित्त एवं रुधिर अर्पित करे। पापशक्षसीको 
अस्थि (हड्डी), मांस, पित्त तथा रक्त चढ़ावे। 
इसके पश्चात्‌ पूर्व दिशामें स्कन्दको उड्द-भात 
चढावे। दक्षिण दिशामें अर्यमाको खिचडी और 
पूआ चढावे तथा पश्चिम दिशामें जम्भक- 


को रक्त-मांस अर्थित करे। उत्तर दिशामें 
'षिलिपिच्छको रक्तवर्णका अन्न और पुष्प निवेदित 
करे। अथवा सम्पूर्ण वास्तुपण्डलका कुश, दही, 
अक्षत तथा जलसे ही पूजन करे॥ २५--३०॥ 
चर और नगर आदियें इक्यासी पदोंसे युक्त 
वास्तुमण्डलका पूजन करना चाहिये। इस 
ास्तुमण्डलमें त्रिपद और षट्पद रुध पूर्ववत्‌ 
बनानी चाहिये। उसमें ईश आदि देवता “पदिक' 
(एक-एक पदके अभिष्ठाता) माने गये हैं। 
"आप" आदिको स्थिति दो-दो कोष्टोमे बतायी 
गयी है। मरीचि आदि देवता छः पदोमें अधिष्ठित 
होते हैं और ब्रह्मा नौ पदोके अधिष्ठाता कहे गये 
हैं। कार, ग्राम और खेट आदिमे शतपद-वास्तुका 
भी विधान है। उसमें दो वंश कोणगत होते हैं। 
बे सदा दुर्जय और दुर्धर कहे गये हैं॥ ३१-३३॥ 
देवालयमें जैसा न्यास बताया गया है, वैसा 
हौ शतपद-वास्तुमण्डलमे भी विहित है। उसमें 
स्कन्द आदि ग्रह ट्पद' (छः पदोंके अभिष्ठता) 
जानने चाहिये। चरकी आदि पाँच-पाँच पदोकी 
अधिष्ठात्री कहौ गयी हैं। रजु और वंश आदिका 
उल्लेख पूर्ववत्‌ करना चाहिये। देश (या राष्ट)-की 
स्थापनाके अवसरपर चौतीस सौ पर्दाका 
चासतुमण्डल होना चाहिये। उसमें मध्यवर्ती ब्रह्म 
चौंसठ पदोके अधिष्ठाता होते हैं। मरीचि आदि 
देवताओके अधिकारमें चौबन-चौवन पद होते 
है। ' आप' आदि आठ देवताओके स्थान छत्तीस- 
छत्तीस पद बताये गये हैं। वहाँ ईशान आदि नौ- 
जौ पदोके अधिष्ठाता कहे गये हैं और स्कन्द 
आदि सौ-सौ पदोके। चरकी आदिके पद भी 
तदनुसार ही हैं। रजु, वंश आदिकी कल्पना 
पूर्ववत्‌ जाननी चाहिये। बीस हजार पदोके 
आस्तुमण्डलमें भी वास्तुदेवकी पूजा होती है-- 
'यह जानना चाहिये। उसमें देश-वास्तुकी भौति नौ 


२०२ 


«असनि» 


ममम सडक कक कक कक कक ममम 


मब 


गुना न्यास का चाहिये। पच्चीस दोका 
चास्तुमण्डल चितास्थापनके समय विहित है। 
उसकी 'वताल' सं है। दूसरा नौ पदोंका भी 
होता है। इसके सिवा एक सोलह पदोंका भो 
चास्तुमण्डल होता है॥ ३४--३९॥ 

पद्कोण, त्रिकोण तथा वृत्त आदिके मध्यमें 
चौकोर वास्तुमण्डलका भी विधान है। ऐसा 
वास्तु खात (नींव आदिके लिये खोदे गये गड्ढे)- 


के लिये उपयुक्त है। सीके समान वास्तु ब्रह्म 
'शिलात्मक पृष्ठन्यासमें, शावाकके निवेशमें और 
मूरतिस्थापनरमे भी उपयोगी होता है। वास्तुमण्डलवती 
समस्त देवताओंको खोरे तवद्य अर्पित करे। उक्त- 
अतु सभी कारयोके लिये सामान्यतः: पाँच हाथको 
लंबाई चौड वास्तुमण्डल बनाना चाहिये। गृह 
और प्रासादके मानके अनुसार ही निर्मित वास्तुपण्डल 
सव॑दा कहा गया है ॥ ४०--४२॥ 


इस प्रकार आदि आग्तेय महापु 'वासटुप्‌जाकी विधिका वर्ण” जाक 
तिये अध्याय पूरा हुआ॥ १३4 
हिल 


चौरानबेवाँ अध्याय 
शिलान्यासकी विधि 


भगवान्‌ शिव कहते हँ--स्कन्द! ईशान 
आदि कोणोंें वास्तुमण्डलके बाहर पूर्ववत्‌ चरकी 
आदिका पूजन को। प्रत्येक देवताके लिये 
क्रमशः तीन-तीन आहुतियाँ दे। भूतबलि देकर 
नियत लग्नमेँ शिलान्यासका उपक्रम करे। खातके 
मध्यभागमें आधार-शक्तिका न्यास करे। वहाँ 
अनन्त (शेषनाग)-के मन्त्रसे अभिमन्त्रित उत्तम 
कलश स्थापित करे। “लै पृथिव्यै नमः।'-इस 
मूल-मन्त्रसे इस कलशपर पृथिवीस्वरूपा शिलाका 
न्यास करे। उसके पूर्वादि दिग्भागोंमें क्रमशः 
सुभद्र आदि आठ कलशॉकी स्थापना करे। पहले 
उनके लिये गड्ढे खोदकर उनमें आधार-शक्तिका 
न्यास केके पश्चात उक कलशॉको इन्दरादि 
लोकपालोके मन्दार स्थापित करना चाहिये। 
तदनन्तर उन कलशॉपर क्रमशः नन्दा आदि 
शिलाओंको रखे॥ १--४॥ 

तत्त्वमूर्तियोंके अधिदेवता-सम्बन्धी शस्वोसे 
युक्त वे शिलाएँ होनी चाहिये। जैसे दवारं मूरति 


तथा अस्त्र आदि अङ्कित होते हैं, उसी प्रकार उन 
शिलाओंमें शर्व आदि मूर्ति, देवताओकि अस्त्र- 


शस्त्र अङ्कित रहें। उक्त शिलाओपर कोण और 
'दिशाओंकि विभागपूर्वक धर्म आदि आठ देवताओंकी 
स्थापना करे। सुभद्र आदि चार कलशॉपर नन्दा 
आदि चार शिलाएँ अग्नि आदि चार कोणोंमें 
स्थापित करनी चाहिये। फिर जय आदि चार 
कलशोंपर अजिता आदि चार शिलाओंकी पूर्व 
आदि चार दिशाओंमें स्थापना करे। उन सबके 
ऊपर ब्रह्माजो तथा व्यापक: महेश्वरका त्यास 
करके मन्दिरके मध्यवर्ती “आकाश! नामक 
अध्याका चिन्तन करें। इन सबको बलि अर्पित 
करके विष्लदोषके निवारणार्थ अस्तर-मन्त्रका जप 
करे। जहाँ पाँच ही शिलाएँ स्थापित करनेकी 
विधि है, उसके पक्षमें भी कुछ निवेदन किया 
जाता है॥५-८॥ 

मध्यभागमें सुभद्र-कलशके ऊपर पूर्णा नामक 
शिलाकी स्थापना करे और अग्नि आदि कोणोमें 
क्रमशः पद्य आदि कलशोंप नन्दा आदि शिलाएँ 
स्थापित करे। मध्यशिलाके अभावमें चार शिलाएँ 
भी मातृभावसे सम्मानित करके स्थापित की जा 
सकती हैं। उक्त पाँचों शिलाओंकी प्रार्थना इस 


७ अध्याय ९५० 


पकार करे- 

“ॐ सर्वसंदोहस्वरूपे महाविद्ये पूर्णे! तुम 
अज्लिरा-ऋषिकी पुत्री हो। इस प्रतिष्ठाकर्ममें सब 
कुछ सम्यक्‌-रूपसे ही पूर्ण करो। नन्दे! तुम 


मनोरथ और लक्ष्मी प्रदान करती रहो। ॐ देवि 
जये! तुम सदा-सर्वदा हमारे लिये लक्ष्मी तथा 
आयु प्रदान करनेवाली होओ । भूपुपुत्रि देवि जये! 
हुम स्थापित होकर सदा यहीँ रहो और इस 


समस्त पुरुषोंको आनन्दित करनेवाली हो। मैं | मन्दिस्के अधिष्ठाता मुझ यजमानको नित्य-निरन्तर 


यहाँ तुम्हारी स्थापना करता हूँ। तुम इस ग्रासादमें 
सम्पूर्ण: तृत होकर तबतक सुस्थिरभावसे स्थित 
रहो, जबतक कि आकाशमें चन्द्रमा, सूर्य और 
तारे प्रकाशित होते रहें। वसिषठनन्दिनि नदे! तुम 
देहधारियोंको आयु, सम्पूर्ण मनोरथ तथा लक्ष्मी 
प्रदान करो। तुम्हें प्रासादमे सदा स्थित रहकर 
बलपूर्वक इसकी रक्षा करती चाहिये। 
ॐ कश्यपनन्दिनि भद्दे! तुम सदा समस्त लोकॉका 


विजय तथा ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली बनो। ॐ 
रके! तुम अतिरिक्त दोषका नाश करनेवाली तथा 
सिद्धि और मोक्ष प्रदान करनेवाली हो। शुभे! 
सम्पूर्ण देश-कालमें तुम्हारा निवास है। ईशरूपिणि! 
बुम सदा इस परसादम स्थित रहो '॥९--१६॥ 

तत्यश्षात्‌ आकाशस्वरूप भन्दिरका ध्यान 
करके उसमें तीन तत्वॉका न्यास करें। फिर 
विधिवत्‌ प्रायश्षित-होम करके यज्ञका बिसर्जन 


कल्याण करो। देवि तुम सदा हो हमें आयु, | करें॥१७॥ 
जल प्रकार आदि आस्तेक महापुराण 'किलात्यासकाँ विधिका वर्णन” नामक 
चातके अध्याय पूरा हुआ# १४८ 
me 
पंचानबेवाँ अध्याय 
प्रतिष्ठा-काल-सामग्री आदिकी विधिका कथन 


भगवान्‌ शंकर कहते हैं--स्कन्द! अब मैं 
मन्दिरमे लिङ्ग-स्थापनाकी विधिका वर्णन करूँगा, 
जो भोग और मोक्षको देनेवाली है। यदि मुक्तिके 
लिये लिङ्ग-प्रतिष्ठा करनी हो तो उसे हर समय 
किया जा सकता है, परंतु यदि भोग-सिद्धिके 
उद्देश्यसे लिज्र-स्थापना करनेका विचार हो तो 
देवताओंका दिन (उत्तरायण) होनेपर ह वह 
कार्य करना चाहिये। मावसे लेकर पाँच महीनों, 
चैत्रको छोड़कर, देवस्थापना करलेकी विधि है। 
जब गुरु और शुक्र उदित हों तो प्रथम तीन 
करणों (चब, बालव और कौलब)-में स्थापना 


करनी चाहिये। विशेषतः शुक्लपक्षमें तथा कृष्ण- 
पक्षमें भी पञ्चमी तिथितकका समय प्रतिष्ाके 
लिये शुभ माना गया है। चतुर्थी, नवमी, षष्ठी 
और चतुर्दशोको छोड़कर शेष तिथियाँ कूर- 
ग्रहके दिनसे रहित होनेपर उत्तम मानी गयी 
हैं॥ १०३६४ 

शतभिषा, धनिष्ठ, आह, अनुराधा, तीनों 
उत्तरा, रोहिणी और श्रवण-ये नक्षत्र स्थिर 
प्रतिष्ठा आरम्भ करलेके लिये महान्‌ अभ्युदवकारक 
कहे गये हैं। कुम्भ, सिंह, वृक्षक, तुला, कन्या, 
बृषे लग्र श्रेष्ठ बताये गये हैं।* बृहस्पति 


= र सोमम अपन कर्काणड कमा म ङ्गे अतु चे चके ले पपक्ष प्रस 
नशर ब पु, हस्त, उाा, पूरव और रहो --यै नका के लिये ह करे गये हँ। रके लिय पुरु चित्र, 
ढा और श्रवण उम कहे गे हैं बके लिये के. आर्य, उर और अडिच रभ नश हैं तथा टे लिये मघा, सती और 


पुनी --यै नक्षत्र है। (श्लोक १३२०-१३२० हरू) 


२०४ 


= अपुण 


(तृतीय, अम और ड्वादशको छोड़कर शेष) नौ 
स्थानों शुभ माने गये हैं। सात स्थनोंमे तो वे 
सर्वदा ही शुभ हैं। छठे, आठवें, दसवें, सातवें 
और चौथे भावो बुधकी स्थिति हो तो वे 
शुभकारक होते हैं। इन्ही स्थानों छठेको छोड़कर 
यदि शुक्र हाँ तो उन्हें शुभ कहा गया है। प्रथम, 
तृतीय, ससम, पह, दशा (द्वितीय और नवम) 
स्थानोमे चन्रमा सदैव बलदायक माने गये हैं। 
सूर्य, दसवें, तीसरे और छठे भावं स्थित हों तो 
शुभफल देनेवाले होते हैं। तीसरे, छठे और दसवेंगें 
राहुको भी शुभकारक कहा गया है॥४--७॥ 

छठे और तीसरे स्थामं स्थित होनेपर शै, 
मङ्गल और केतु प्रशस्त कहे गये हैं। शुभग्रह, 
कूरा और पापग्रह-सभो ग्यारहवें स्थानें 
स्थित होनप श्रेष्ठ ताये गये हैं। अपनी जगहसे 
सम स्थानपर ही इन समस्त ग्रहोंकी दृष्टि पूर्ण 
(चार चरणोंसे युक्त) होती है। पाचवे और नवें 
स्थानोपर इनकी दृष्टि आधी (दो चरणोसे युू) 
बतायी गयी है। तृतीय और दसवें स्थानको ये 
ग्रह एकपादसे देखते हैं तथा चौथे एवं आठवें 
स्थानॉपर इनकी दृष्टि तीन चरणोंसे युक्त होती है। 
मौन और मेष राशिका भोग पौने चार नाडीतक 
है। वृष और कुम्भ भी पौने चार नाडीका हो 
उपभोग करते हैं। मकर और मिथुन पाँच नाडी, 
धन, वृश्चिक, सिंह और कर्क पौने छ: नाड़ी तथा | 
तुला और कन्या राशियाँ साढे पाँच नाड़ीका 
उपभोग करती हैं॥ ८-११॥ 

सिंह, वृष और कुम्भ--ये 'स्थिर' लग्न 
सिद्धिदायक होते हैं। धन, तुला और मेष 'चर' 
कहे गये हैं। तीसरी-तीसरी संख्याके लग्न 
(मिथुन, कन्या आदि) 'द्वि-स्वभाव” कहे गये 


हैं। कर्क, मकर और वृश्चिक--ये प्रत्रज्या (संन्यास) 
कार्यके नाशक हैं। जो लग्न शुभग्रहोंसे देखा गया 
हो, वह शुभ है तथा जिस लगें शुभग्रह स्थित 
हों, वह श्रेष्ठ माना गया है। बृहस्पति, शुक्र और 
चुघसे युक्त लग्र चन, आयु, राज्य, शौर्य (अधवा 
सौख्य), बल, पुत्र, यश तथा धर्म आदि वस्तुऑंको 
अधिक मात्रामें प्रदान करता है। कुण्डलीके बारह 
भार्ोमेसे प्रथम, चतुर्थ, सम और दशमको 
“केन्द कहते हैं। उन केन्र-स्थानॉंमें यदि गुरु, 
शुक्र और बुध हाँ तो वे सम्पूर्ण सिद्धियोके दाता 
होते हैं। लग्ल-स्थानसे तीसरे, ग्यारहवें और चौथे 
स्थानें पापग्रह हों तो वे शुभकारक होते हैं। 
अतः इनको तथा इनसे भिन्न शुभप्रहो तथा शुभ 
कियो विद्वान पुरुष प्रतिष्ार्मक लिये योजित 
करे। मन्दिरके सामने उससे पाँच गुनी अथवा 
अन्दिस्के बराबर हो या सौढ़ौसे दस हाथ 
आगेतककी भूमि छोड़कर मण्डप निर्माण 
करे॥ १२-२७॥ 

बह मण्डप चौकोर और चार दरवाजोंसे युक्त 
हो। उसकी आधी भूमि लेकर जाके “लिये 
मण्डप बनावे। उसमें भी एक या चार दरवाजे 
हों। यह खान-मण्डप ईशान, पूर्व अथवा उत्तर 
दिशामें होना चाहिये।* [प्रथम तीन लिङ्गके 
लिये तीन मण्डपाँका निर्माण करे। पहले मण्डपकी 
“हास्तिक' संज्ञा है। वह आठ हाथका होता है। 
शेष दो मण्डप एक-एक हाथ बढ़े होंगे, अर्थात्‌ 
दूसरा मण्डप नौ हाथका और तीसरा दस हाथका 
होगा। इसी तरह अन्य लिङ्गोके लिये भी प्रति- 
मण्डप दो-दो हाथ भूमि बढ़ा दे, जिससे नौ हाथ 
बड़े नवे लिङ्गके लिये बाईस हाथका मण्डप 
सम्झ हो सके।] प्रथम मण्डप आठ हाथका, 


समको ककाणड-ऋमावलो थे रहो आए जस अधिक उपलब्ध हो है, किला अर्थ कोहक [] से दिला गया है 


(दे एलोक १३२९ से १३३९ तक)! 


० अध्याय १५० 


२०५ 


दस हाथका अथवा बारह हाथका होना चाहिये। 
शेष आठ मण्डपॉंको दो-दो हाथ बढ़ाकर रखे। 
(इस प्रकार कुल नौ मण्डप होने चाहिये।) [पाद 
आदिसे वृद्धलिङ्गोंकी स्थापनामें पदों (पायों)- 
के अनुसार मण्डप बनावे । वाणलिङ्ग, रलजलिङ्ग 
तथा लौहलिङ्गकी स्थापनाके अवसरपर हास्तिक 
(आठ हाथवाले) मण्डपके अनुसार सब कुछ 
चनावे। अथवा जो देवीका प्रासाद हो, उसके 
अनुसार मण्डप बनावे। समस्त लिङ्गोके लिये 
प्रासाद-निर्माणकी विधि शैव-शास्त्रके अनुसार 
जाननी चाहिये। घन, घोष, विराग,कान, काम, 
राम, सुवेश, घर्मर तथा दक्ष-ये नौ लिङ्गोकि 
लिये नौ मण्डपोंके नाम हैं। चारं कोजोंमें चार 
खंभे हों और दरवाजॉपर दो-दो। यह सब 
'हास्तिक-मण्डपके विषयमें बताया गया है। उससे 
विस्तृत मण्डपमें जैसे भी उसकी शोभा सम्भव 
हो, अन्य खंभोंका भी उपयोग किया जा सकता 
FORCE 

मध्य-मण्डलमें चार हाथकौ वेदी अनावे। 
उसके चारों कोनॉमें चार खंभे हों। वेदी और 
पायोके यौचका स्थान छोड़कर कुण्डॉका निर्माण 
करे। इतकी संख्या नौ अथवा पाँच होनी चाहिये। 
ईशान या पूर्व दिशामें एक हो कुण्ड बनावे। वह 
गुरुका स्थान है। यदि पचास आहुति देनी हो तो 
मुट्ठी बंधे हाथसे एक हाथका कुण्ड होना चाहिये। 
सौ आहुतियाँ देनी हों तो कोहनीसे लेकर 
'कनिष्ठिकातकके मापसे एक अरत्नि या एक 
हाथका कुण्ड अनाये। एक हजार आहुतियोंका 
होम करना हो तो एक हाथ लंबा, चौड़ा और 
गहरा कुण्ड हो। दस हजार आहुतियोकि लिये 
इससे दूने मापका कुण्ड होना चाहिये। लाख 


RT 
आहुतियोके लिये चार हाथके और एक करोड़ 
आहुतियोके लिये आठ हाथके कुण्डका विधान 
है। अग्निकोणमें भगाकार, दक्षिण दिशामें 
अर्धचन्द्राकार, नैकत्यकोणमें त्रिकोण (पश्चिम 
दिशामें चन्द्रणण्डलके समान गोलाकार), 
वायव्यकोणे घट्कोण, उत्तर दिशामें कमलाकार, 
ईशानकोणमें अष्टकोण (तथा पूर्व दिशामें चतुष्कोण) 
कुण्डका निर्माण करना चाहिये॥२०-२३॥ 

कुण्ड सब ओरसे बराबर और ढालू होना 
चाहिये। कपरकी ओर मेखलाएँ बनी होनी 
चाहिये। बाहरी भागे क्रमशः चार, तीन और दो 
अल चौड़ी तीन मेखलाए होती है। अथवा एक 
हो छ: अङ्गुल चौड़ी मेखला रहे। मेखलाएँ 
कुण्डके आकारके बराबर हो होती हैं। उनके 
ऊपर मध्यभागमें योनि हो, जिसकी आकृति 
जीपलके परेकी भाँति रहे। उसकी ऊँचाई एक 
अङ्गुल और चौडाई आठ अङुलकी होनी चाहिये। 
लंबाई कुण्डार्धके तुल्य हो। योनिका मध्यभाग 
कुण्डके कण्ठकी भौति हो, पूर्व, अग्रिकोण और 
दक्षिण दिशाके कुण्डॉकी योनि उत्तरभिमुखी 
होनी चाहिये, शेष दिशाओके कुण्डोंकी योनि 
प्ाभमुखो हो तथा ईशानकोणके कुण्डकी योनि 
उक्त दोनों प्रकारॉमेंसे किसी एक प्रकारकौ 
(उत्तराभिमुखी या पूर्वाभमुखी) रह सकती 
है॥ २४-२७॥ 

कुण्डोँका जो चौबीसवाँ भाग है, वह 'अङुल' 
कहलाता है। इसके अनुसार विभाजन करके 
मेखला, कण्ठ और नाभिका निश्चय करना 
चाहिये। मण्डपे पूर्वादि दिशाओकी ओर जो 
चार दरवाजे लगते हैं, वे क्रमशः पाकड़, गूलर, 
पीपल और बड़की लकड़ीके होने चाहिये। 


रङ्गको ठोके समझे सिये करड-ऋयल से अरय अल सहो पादस्य उद्दत किया गया है। (देखिये 


उलोकं १३३३ से २३३६) 


२०६ 


4 अल्लियुराण« 


पूरवादि दिशाओके क्रमसे इनके नाम शान्ति, भूति, 
बल और आरोग्य हैं। दरवाजोको ऊँचाई पाँच, 
'छः अथवा सात हाथकी होनी चाहिये। वे हायभर 
गहरे खुदे हुए गडे खड़े किये गये हों। उनका 
विस्तार कैँचाई या लंबाईकी अपेक्षा आधा होना 
चाहिये। उनमें आप्र-पल्लय आदिको बनदनवाँ 
लगा देनी चाहिये। मण्डपको पूर्वादि दिशाओंमें 
क्रमशः इन्द्रयुधको भाँति तिरंगी, लाल, कालो, 
धूमिल, चाँदनीकी भाँति श्वेत, तोतेकी पाँखके 
समान हरे रंगकी, सुनहरे रंगको तथा स्फटिक 
सणिके समान उज्चल पताका फहरानी चाहिये। 
ईशान और पूर्वक मध्यभाणमें ब्रह्माजोके लिये 
लाल रंगको तथा नैव और पश्चिमके मध्यभागे 
अनन्त (शेषनाग)-के लिये नीले रंगको पताका 
'फहरानी चाहिये। ध्यजॉकी पताकाएँ पाँच हाथ 
लंबी और इससे आधी चौड़ी हों। ध्वज-दण्डकी 
ऊँचाई पाँच हाथकी होनी चाहिये। ध्वजकी 
'मोटाई ऐसी हो कि दोनों हाथोंकी पकड़में आ 
जाय॥ २८-३२॥ 

पर्वत-शिखर, राजद्वार, नदीतट, घुड़सार, 
इधिसार, विमौट, हाथीके दौतोके अप्रभागसे 
कोड़ी गयी भूमि, सॉड़के सागसे खोदी गयी 
भूपि, कमलसमूहके नौचेके स्थान, सूअरकी 
खोदी हुई भूमि, गोशाला तथा चौराहा-इन बारह 
स्थानोंसे बारह प्रकारको मिट्टी लेनी चाहिये। 
भगवान्‌ विष्णुकी स्थापनामे ये द्वादश मृत्तिकाएँ 
तथा भगवान्‌ शिवको स्थापनामै आठ प्रकारकी 
भूतिकाएँ ग्राम हैं। बरगद, गूलर, पोपल, आम 
और जामुनकी छालसे पैदा हुई पाँच प्रकारकी 
गोद संप्रहणीय हैं। आठ प्रकारके ऋतुफल मँगा 
लेने चाहिये। तीर्थजल, सुगन्धित जल, सर्वोषधि- 
मिश्रित जल, शस्य-पुष्पमित्रित जल, स्वर्णमित्रित, 
रलमिश्रित तथा गो-शृइके स्पर्शसे युक्त जल, 
पञ्चगव्य और पञ्चामृत--इन सबको देवस्यनके 
लिये एकत्र करे। विध्रकर्ताओंकों डरानेके लिये 


आटेके बने हुए वज्र आदि आवुध-द्योंको 
भो प्रस्तुत रखना चाहिये। सहर छिस युक्त 
कलश तथा मङ्गलकृत्यके लिये गोरोचना भी 
स्खे॥३३-रे७॥ 

सौ प्रकारकी ओषधियोंकी जड़, विजया, 
लक्ष्मणा (श्वेत कण्टकारिका), बला (अथवा 
अभया-हरे), गुरुच, अतिबला, पाठा, सहदेवा, 
रतावरी, ऋष्धि, सुवर्चला और वृद्धि -इन सबका 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्नानके लिये उपयोग बताया गया 
है। रक्षाके लिये तिल और कुशा आदि संग्रहणीय 
हैं। भस्पस्रानके लिये भस्म जुटा ले। विद्वान्‌ 
पुरुष खानके लिये जौ और गेहुँके आटे, बेलका 
चूर्ण, विलेपन, कपूर, कलश तथा गडुओँका 
संग्रह कर ले। खाट, दो तूलिका (रुईभरा गहा 
तथा रजाई), तकिया, चादर आदि अन्य आवश्यक 
स्न सबको अपने वैभवके अनुसार तैयार 
करावे और विविध चिहोंसे सुसज्जित शयन- 
कक्षम इनको रखे। घी और मधुसे युक्त पात्र 
सोनेकी सलाई, पूजोपयोगो जलसे भरा पात्र, 
'शिवकलश और लोकपालोके लिये कलशका भी 
संग्रह करे ॥ ३८--४२॥ 

एक कलश निद्राके लिये भी होना चाहिये। 
कुण्डोंकी संख्याके अनुसार उतने ही शान्ति- 
कलश रखे जाने चाहिये। द्वारपाल आदि, धर्म 
आदि तथा प्रशान्त आदिके लिये भी कलश जुटा 
ले। वास्लुदेव, लक्ष्मी और गणेशके लिये भी 
अन्यान्य पृथक्‌-पृथक्‌ कलश आवश्यक हैं। इन 
कलशोके नीचे आधारभूमिपर धान्य-पुञ्ज रखना 
चाहिये। सभी कलश वस्त्र और पुष्पमालासे 
विभूषित किये जाने चाहिये। इनके भीतर सुवर्ण 
डालकर इनका स्पर्श किया जाय और इहं 
सुगन्धित जलसे भरा जाय। सभी कलशोकि ऊपर 
पूर्णपात्र और फल रखे जायें। उनके मुखभागमें 
पञ्चपलव रहें तथा वे कलश उत्तम लक्षणोंसे 
सम्फा हों। कलशोंको वस्स आच्छादित करें। 


«अध्याय ९६० 


ममम 


सब ओर बिखेरनेके लिये पीली सरसों और 
लावाका संग्रह कर ले। पूर्ववत्‌ ज्ञान-खड्गका भी 
सम्पादन करे। चरु रखनेके लिये बटलोई और 
उसका ढक मंगा ले। तबेकी बनी हुई करछुल 
तथा पादाभ्यङ्गके लिये घृत और मधुका पात्र भो 
संगृहीत कर ले॥ ४३-४७॥ 

कुशके तीस दलॉसे बने हुए दो-दो हाथ 
'लंबे-चौड़े चार-चार आसन एकत्र कर ले। इसी 
तरह पलाशोकि बने हुए चार-चार परिधि भी जुटा 
'से। तिलपात्र, हविष्यपात्र, अर्ध्यपात्र और पवित्रक 
एकत्र करे। इनका मान बौस-बीस पल है। घण्टा 
और धूपदानी भी मँगा ले। सुक्‌, सुवा, पिटक 
(पिटारी एवं टोकरी), पीठ (पीढ़ा या चौकी), 
व्यजन, सूखी लकड़ी, फूल, पत्र, गुएणुल, घोके 
दीपक, धूप, अकषत, तिगुना सूत, गायका घो, जौ, 
तिल, कुशा, शान्तिकर्मक लिये त्रिविध मधुर 
पदार्थ (मधु, शक्कर और घी), दस पर्वकी 
समिथाएँ, बाँह-बराबर या एक हाथका खुवा, 
सूर्य आदि ग्रहोंकी शान्तिके लिये समिधाएँ-- 
आक, पलाश, खैर, अपामार्ग, पीपल, गूलर, 
शमी, दूर्वा और कुशा भी संग्रहणीय हैं। आक 
आदिमे प्रत्येकी समिधाएँ एक सौ आठ-आठ 
होनी चाहिये। ये न मिल सकें तो इनकी जगह 
जौ और तिलोंको आहुति देनो चाहिये। इनके 
'सिवा घरेलू आवश्यकताकी वस्तुऑका भी संग्रह 


करे॥४८-५३॥ 

बटलोई, करङुल, ढकन आदि जुटा ले। 
देवता आदिके लिये प्रत्येकको दो-दो वस्त्र देने 
चाहिये। आचार्यको पूजाके लिये मुद्रा, मुकुट, 
बस्तर, हए, कुण्डल और कङ्गन आदि तैयार करा 
ले। धन खर्च करलेमें कंजूसी न करे॥५४६ ॥ 

मूर्ति धारण करनेवाले तथा अस्त्र-मन्त्रका जप 
कलेवाले ब्राहारणोको आचार्यको अपेक्षा एक- 
एक चौथाई कम दक्षिणा दे। सामान्य ब्राह्मणों, 
्योतिषियों तथा शिल्पियोंको जपकर्ताओंके बराबर 
ह पूजा देनी चाहिये। हीरा, सू्यकान्तपणि, नौलमणि, 
अतिनीलमणि, मुक्ताफल पुरग, पाइ तथा 
आठव ख वैदूर्मि--इनका भी संग्रह को। उशीर 
(खस), विष्णुक्रान्ता (अपरजिता), रक्तचन्दन, अगुरु, 
श्रीखण्ड, शारा (अनन्ता या श्यामालता), कुछ 
(कुट) और शङ (त पुग) --इन ओषधियोंका 
समुदाय संग्रहणीय है॥५५--५७१॥ 

सोना, ताँबा, लोहा, राँगा, ची, कासी और 
सौसा-इत सबको “लोह' संज्ञा है। इनका भी 
संग्रह करे। हरिताल, मैनसिल, गरू, हेममाक्षोक, 
र, वहिगौरिक, गन्धक और अप्रक-ये आठ 
घु संग्रहणोय हैं। इसी प्रकार आठ प्रकारके 
ब्रीहियों (अनाजों)-का भी संग्रह करना चाहिये। 
उनके नाम इस प्रकार हैं-धान, गेहूँ, तिल, 
उड़द, मग, जौ, कितो और साबों॥५८-६१॥ 


इस परकार आदि आसण महतामे "पिछा काल और सामग्री आदिकों विधिका वर्ष" नामक 
पंचका अध्याय पूरा इआ# १५५ 


छियानबेवाँ अध्याय 
प्रतिष्ठामें अधिवासकी विधि 


भगवान्‌ शिव कहते हैं-- स्कत्द! पुरोहितको 
चाहिये कि वह खान करके प्रात:काल और 
अध्याहकाल, दोनों समयाँका नित्यकर्म सम्पन्न 
करके मूर्तिरक्षक सहायक ब्राह्मणोंके साथ 


ज्ञमण्डपको पधारे। (मूर्तिभिजापिभिर्थिप्ः - 
इस पाठान्तरके अनुसार मूर्तियों और जपकर्ता 
ब्राह्मणेके साथ यज्ञमण्डपर्में जाय, ऐसा अर्थ 
समझना चाहिये॥) फिर वहाँ शान्ति आदि 


२०८ 


+ अध्िपुतण> 


वाका पूर्ववत्‌ क्रमशः पूजन करे। इन वरको 
दोनों शाखाओपर प्रदक्षिणक्रमसे वारपालॉको 
पूजा करनी चाहिये। पूर्व दिशामें द्वारपाल नन्दी 
और महाकालकी, दक्षिण दिशामें भृङ्गी और 
'विनायककी, पश्चिम दिशे वृषभ और स्कन्दकी 
तथा उत्तर दिशामें देवी और चण्डको पूजा करे। 
द्वार-शाखाओकि मूलदेशमें पूर्वादि क्रमे दो-दो 
कलशोंको पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
पूर्व दिशम प्रशान्त और शिशिर, दक्षिणमें पर्जन्य 
और अशोक, पश्चिममें भूतसंजीवन और अमृत 
तथा उत्तरमें धनद और श्रीप्रद-इन दो-दो 
कलशॉंकौ क्रमशः पूजाका विधान है। इनके 
जामके आदिमे "प्रणय" और अन्तर्मे 'नमः' 
जोड़कर र्न रूप रखे। यही इनके पूजनका 
मन्त्र है। यथा--' 3 प्रशान्तशिशिराध्यां नमः ।' 
इत्यादि॥ १-५॥ 

लोक दो, ग्रह दो, बसु दो, द्वारपाल दो, 
नदियाँ दो, सूर्य तीन, युग एक, वेद एक, लक्ष्मी 
तथा गणेश-इतने देवता यज्ञमण्डपके प्रत्येक 
रपर रहते हैं। इनका कार्य है--विप्रसमूहका 
निवारण और यज्ञका संरक्षण। पूर्वादि दस 
दिशाओंमें वज, शक्त, दण्ड, खड्ग, पाश, ध्वज, 
गदा, त्रिशूल, चक्र और कमलकी क्रमशः पूजा 
करे तथा प्रत्येक दिशामें दिक्यालकी पताकाका 
भी पूजन करे । पूजनके म्रा स्वरूप इस प्रकार 
है-३% हूं हः जराय हूं फट्‌। ॐ हूं ह: शक्तये 
हूं फट्‌।' इत्यादि॥६--९॥ 

कुमुद, कुमुदाक्ष, पुण्डरीक, rl ०९३ ॥ 
'सवतित्र (अधवा पेत्र), सुमुख और 
चे ध्यजोके आठ देवता हैं, जो पूर्वादि दिशाओमें 
'कोटि-कोटि भूतोंसहित पूजनीय हैं। इनके पूजन 


सम्बन्धी मन्त्र इस प्रकार हैं--' ॐ कु कुमुदाय 
नमः ।' इत्यादि। हेतुक (अथवा हेरुक), त्रिपुर, 
शक्ति (अथवा बहि), यमजिह, काल, छठा 
करली, सातवां एकाङ्ग और आठवा भौम--ये 
कपाल हैं। इनका क्रमश: पूर्वादि आठ दिशाओंमें 
पूर्ववत्‌ पूजन करे। बलि, पुष्प और धूप देकर इन 
सबको सन्तुष्ट करे। तदनन्तर उत्तम एवं पवित्र 
तृणोंपर, अथवा बाँसके खंभोपर क्रमशः पृथ्वी 
आदि पाँच तत्त्वॉकी स्थापना करके सद्योजातादि 
पाँच मनोद उनका पूजन करे। सदाशिवपदव्यापी 
'मण्डपका, जो भगवान्‌ शंकरका धाम है तथा 
पताका एवं शिसे संयुक्त है (पाठान्तरके 
अनुसार पातालशक्ति या पिनाकशक्तिसे संयुक्त 
है), तत्यदृष्टिसे अवलोकन करे॥ १०--१५॥ 

पूर्ववत्‌ दिव्य अन्तरिक्ष एवं भूलोकवर्ती विश्लॉका 
अपसारण करके पश्चिम वारे प्रवेश करे और 
शेष दरबाजोको बंद करा दे (अथवा शेष द्वारका 
दर्शनधात्र कर ले)। प्रदक्षिणक्रमसे मण्डपके 
भीतर जाकर वेदीके दक्षिण भागयें उत्तराभिमुख 
होकर बैठे और पूर्ववत्‌ भूशुद्धि करे। अन्तर्याग, 
विशेषार्थ्, मन्त्र-द्रव्यादि-शोधन, स्वात्मपूजन तथा 
पञ्चगव्य आदि पूर्ववत्‌ करे। फिर वहाँ 
आधारशक्तिकी प्रतिह्ठाूर्वक कलश-स्थापन करे। 
विशेषतः शिवका ध्यान करे। तदनन्तर क्रमशः 
लीनं तत्त्वॉका चिन्तन करे। ललाटमें शिवतस्वकी, 
स्कन्धदेशमें विद्यातत्वकी तथा पादानत-भागमे 
उत्तम आत्मतत्त्वकी भावना करे। शिवतत्वके रुट, 
विद्यातत्वके नारायण तथा आत्पतस्वके ब्रह्म 
देवता हैं। इनका अपने जाम-मन्रोद्रा पूजन 
करता चाहिये। इन तत्वॉके आदि-बीज क्रमशः 
इस प्रकार है_* ॐ ई आम्‌'॥ १६-२१॥ 


पायर ज रा सो स्क उपलब्ध कळ ह क प्लस 3 ह फर नमः । ॐ ह फ 


ए. स्पा 
प ण पक है. 
३ क्का क" क स्थान "कौ" पाठ है। 


अध्याय १६० 


२०९ 


पमन 


मूर्तियों और मूर्ती राको वहाँ पूर्ववत्‌ स्थापना 
करे। उनमें व्यापक शिवका साङ्ग पूजन करके 
'मस्तकपर शिवहस्त रखे। भावनाद्ारा ब्रहारनत्रके 
मागस प्रविष्ट हुए तेजसे अपने बाहर-भौतरकी 
अन्धकार-राशिको नष्ट करके आत्मस्वरूपका 
इस प्रकार चिन्तन करे कि “वह सम्पूर्ण दिङ्मण्डलको 
प्रकाशित कर रहा है।' मूर्तिपालकॉके साथ 
अपने-आपको भी हार, वस्त्र और मुकुट आदिसे 
अलंकृत करके--'मैं शिव हूँ“-ऐसा चिन्तन 
करते हुए ' बोधासि' (ज्ञानमय खड्ग)-को उठावे। 
चतुष्पदान्त संस्कारोंद्वारा यज्ञमण्डपका संस्कार 
करे। बलेन योग्य वस्तुओंको सब ओर बिखेरकर, 
कुशकी कूँचीसे उन सबको समेटे। उन्हें आसनके 
जीचे करके वार्धानीके जलसे पूर्ववत्‌ वास्तु 
आदिका पूजन करे। शिव-कुम्भास्त्र और वार्धानीके 
सुस्थिर आसनॉकी भी पूजा करे। अपनी-अपनी 
दिशे कलशॉपर विराजमान इन्द लोकपालॉका 
क्रमशः उनके वाहनों और आयुध आदिके साथ 
यथाविधि पूजन करे ॥ २२-२७॥ 

पूर्व दिशामें इन्द्रका चिन्तन करे। वे ऐरावत 
हाथीपर बैठे हैं। उनकी अङ्ग-कान्ति सुवर्णके 
समान दमक रही है। मस्तकपर किरीट शोधा दे 
रहा है। वे सहस्र नेत्र धारण करते हैं। उनके 
हाथमें बज़ शोभा पाता है। अप्रिकोणमें सात 
ज्वालामयी जिहाएँ धारण किये, अक्षमाला और 
कमण्डलु लिये, लपटॉसे घिरे रक्त वर्णवाले 
अग्रिदेवका ध्यान करे। उनके हाथमें शक्ति शोभा 
पाती है तथा बकरा उनका वाहन है। दक्षिणमें 
महिषारूद दण्डधारी यमराजका चिन्तन करे, जो 
कालाग्रिके समान प्रकाशित हो रहे हैं। नैऋत्य 
कोणमें लाल नेत्रवाले नैऋत्यकी भावना करे, जो 
हाथमें तलवार लिये, शव (मुदे) -पर आरूढ हैं। 
पशमे मकरारूढ, वर्ण, नागपाशथारी वरुणका 
१362 अग्नि पुराण ८ 


चिन्तन करे। वायव्यकोणमें मृगारूढ, नीलवर्ण 
वायुदेवका तथा उतम भेडेपर सवार कुबेरका 
च्यान करे। ईशानकोणमें त्रिशूलघारी, वृषभारूढ 
[ईशानका, नैद्रल्य तथा पश्चिमके मध्यभागमें कच्छपपर 
सवार चक्रधारी भगवान्‌ अनन्तका तथा ईशान 
और पूर्वके भोतर चार मुख एवं चार भुजा 
धारण करनेवाले हंसवाहन ब्रह्माका ध्यान 
करे॥ २८-३२॥ 

खंभोके मूल भागमें स्थित कलशॉमें तथा 
बेदीपर धर्म आदिका पूजन करे। कुछ लोग 
सम्पूर्ण दिशाओंमें स्थित कलशॉपर अनन्त आदिकी 
पूजा भी करे हैं। इसके बाद शिवाज्ञा सुनावे 
और कलशॉको अपने पृष्ठभागतक घुमावे। तत्पक्षात्‌ 
पहले कलशको और फिर वार्धानीको पूर्ववत्‌ 
अपने स्थानपर रख दे। स्थिर आसनवाले शिवका 
कलशपें और शस्त्रके लिये ध्रुवासनका पूर्ववत्‌ 
पूजन करके उद्धव-मुहादवारा स्पर्श करे। उस 
समय भगवानूसे इस प्रकार प्रार्थना करे-'हे 
जगन्नाथ! आप अपने भक्तजनपर कृपा करके इस 
अपने ही यज्ञको रक्षा कौजिये।--यो रक्षाके 
'लिये प्रार्थना सुनाकर कलमें खडकी स्थापना करे। 
दीक्षा और स्थापनाके समय कलहे, वेदीपर 
अथवा मण्डलमें भगवान्‌ शिवका पूजन करे। 
मण्डलम देवेश्वर शिवका पूजन करनेके पश्चात्‌ 
कुण्डके समीप जाय॥ ३३--३७॥ 

कुण्ड-नाभिको आगे करके बैठे हुए मूर्तिधारी 
परुष गुस्की आशासे अपने-अपने कुण्डका संस्कार 
करें। जप करलेवाले ब्राह्मण संख्यारहित मन्त्रका 
जप करें। दूसरे लोग संहिताका पाठ करें। अपनी 
'ाखाके अनुसार वेदक पारंगत विद्वान शान्तिपाठमें 
लगे रहें। ऋणग्वेदी विद्वान्‌ पूर्व दशाम रसू, 
पावमानी ऋचा, मैत्रेय ब्राह्मण तथा वृषाकपि- 
मन्त्र-इन सबका पाठ करें। सामवेदी विद्वान्‌ 


२१० 


4 अन्तिपुराण« 


'दक्षिणमें देखत्रत, भारुण्ड, ज्येष्ठसाम, रथन्तरसाम 
तथा पुरुषगीत--इन सबका गान करें। यजुबवेंदो 
बिह्वान्‌ पश्चिम दिशामें सू, पुरुषसूछ, 
श्लोकाध्याय तथा विशेषतः ब्राहाणभागका पाठ 
ककरें। अथववेद विद्वान्‌ उत्तर दिशायें नौलरुद, 
सूक्ष्मसूक्म तथा अधर्वशीर्षका तत्पस्तापू्वक 
अध्ययन 'करें॥ ३८--४३ 

आचार्य (अरणौ-पन्धनदवारा) अग्रिका उत्पादन 
कर्के उसे प्रत्येक कुण्डमे स्थापित करावें। 
अग्रिके पूर्व आदि भागोको पूर्व-कुण्ड आदिके 
कमसे. लेकर" धूप, दीप और चरुके निमित्त 
अग्रिका उद्धार करे। फिर पहले बताये अनुसार 
भगवान्‌ शंकरका पूजन करके शिवागम मनत्र- 
तर्पण करे। देश, काल आदिकी सम्पतता तथा 
दु्िमि्ी' शान्तिके लिये होम करके मन्त्र 
आचार्य मङ्गलकारिणी पूर्णाहुति प्रदान करके, 
पूर्ववत्‌ चरु तैयार करे और उसे प्रत्येक कुण्डम 
निवेदित करे। यजमानसे बस्त्राभूषणोंद्वार विभूषित 
एवं सम्मानित मूर्तिपालक ब्राह्मण स्नान-मण्डपमें 
जायं भद्रपौठपर भगवान्‌ शिवकी प्रतिमाको 
स्थापित करके ताड़न और अवगुष्ठनकी क्रिया 
करें पूर्वको वेदीपर पूजन करके मिट्टी, कावाय- 
जल, गोबर और गोमूत्रसे तथा बीच-बोचमें 
जलसे भगवत्रतिमाको स्नान कराये। त्यक्षात 
भस्म तथा गन्धयुक्त जलसे नहलावे। इसके 
बाद” आचार्य “अस्त्राय 'फद्‌।-इस मन्ते 
अभिमन्त्रित जलके द्वार मूर्तिपालकोके साथ हाथ 
धोकर. कवच-मन्त्रसे अभिमन्त्रित पीताम्बद्धारा 
मूर्तिको आच्छादित करके श्वेत फूलोसे उसकी 
पूजा 'करे। तदनन्तर उसे उत्तर-वेदीपर ले 
जाया ४४-५० ६॥ 

हाँ आसनयुक्त यापर सुलाकर कुमे 
रे हुए सूतसे अङ्गका विभाजन करके आचार्य 


सोनेकी शालाकाद्वारा उस प्रतिमायें दोनों नेत्र 
अङ्कित करे। यह. कार्य शस्रक्रिया सम्पन 
होता चाहिये। पहले चिह्न बनानेवाला गुरु नेत्र- 
'चिहको अञ्जसे अङ्कित कर दे; इसके बाद वह 
शिल्पी, जो सूर्ति-निर्माणका कार्य पहले भी कर 
चुका हो, उस नेत्रचिहको शस्त्रद्वारा खोदे (अर्थात्‌ 
खुदाई करके नेतरकी आकृतिको स्पषटरूपसे अभिव्यक्त 
को) । अचकि तीन अंशसे कम अथवा एक 
चौथाई भाग या आधे भागे सम्पूर्ण कामनाओंकी 
सिद्धिके लिये शुभ लक्षण (चिह)-की अवतारणा 
करनी चाहिये। शिवलङ्गकी लंबाई मानम 
तौनसे भाग देकर एक भागको त्याग देनेसे जो 
मान हो, बही लिङ्गके लक्ष्मदेहका सब ओरसे 
विस्तार होना चाहिये ॥ ५१--५५॥ 

एक हाथके प्रस्तरखण्डमें जो लक्षा बनेगी, 
उसकी गहराई और चौडाई उतनी. ही होगी, 
जितनी जौके नौ भागोंमेंसे'एकको छोड़ने और 
आठको लेनेले होतो है। इसी प्रकार डेढ़ हाथ या 
दो हाथ आदिके लिङ्गसे लेकर नौ हाधतकके 
लिङ्गे क्रमशः ई भागकी वृद्धि करके-लक्ष्मेखा 
बनानी चाहिये। इस तरह नौ हाथवाले सिम्म 
आठ जौके बराबर मोटी और गहरी लक्ष्मेखा 
होनी चाहिये। जो शिवलिङ्ग परस्पर अन्तर रखते 
हुए उत्तरोतर सवाये बड़े हों, यहाँ लक्ष्म-देहका 
विस्तार एक-एक जौ बढ़ाकर -करना- चाहिये। 
गहराई और मोटाईकी वृद्धिके अनुसार रेखा भी 
एक तिहाई बढ़ जायगी। सभी शिवलिङ्गे 
लिङ्गका ऊपरी” भाग हो उनका सूक्ष्म मस्तक 
है॥५६-५९॥ 

लक्ष्म अर्थात्‌ चिहका जो क्षेत्र है; उसका 
आठ भाग करके दो भागोंको मस्तकके अन्तर्गत 
रुखे। शेष छः भागोंमेंसे नौचेके दो भागोंको 
छोड़कर मध्यके अवशिष्ट भागो तीन रेखा खींचे 


५ अध्याय २६५ 


और उने पृषठदेशमै ले जाकर जोड़ दे। रत्रमय 
लिज़में लक्षणोद्धारकी आवश्यकता नहीं है। 
भूमिसे स्वतः प्रकट हुए अथवा नर्मदादि नदियोंसे 
दुर्भूतं हुए शिबलिङ्गमे भी लक्ष्मोड्धार अपेक्षित 
नहीं है। रत्रमय लिङ्गोके र्रॉमें जो निर्मल प्रभा 
होती है, वही उनके स्वरूपका लक्षण (परिचायक) 
है। सुखभागमें जो नेत्रोन्मीलन किया जाता है, वह 
आवश्यक है और उसौके संनिधानके लिये वह 
लक्ष्म या चिह बनाया जाता है। लक्षणोद्धारकी 
रेखाका भूत और मधुसे मृत्युकरय सखद्वारा पूजन 
करके, शिल्पिदोषकी निवृत्तिके लिये 
आदिसे स्राव कराकर, लिङ्गकी अर्चना करे। 
फिर दान-मान आदिसे शिल्पीको संतुष्ट करके 
आचार्यको गोदान दे। 

तदनन्तर सौभागयवती स्तय धूप, दीप आदिके 
द्वारा लिङ्गकी विशेष पूजा करके मङ्गल-गीत 
गायें और सब्य या अपसव्य भावसे सूत्र अथवा 
कुशके द्वारा स्पर्शपूर्क रोचना अर्पित करके 
न्योछावर दें। इसके बाद यजमान गुड़, नयक 
और धनिया देकर उन स्त्रियॉको विदा 
करे॥ ६०-६६ ॥ 

तत्पश्चात्‌ गुरु मूर्तिरक्षक ब्राह्मणेके साथ “नम: ' 
या प्रणव-मंके द्वारा मिट्टी, गोबर, गोमूत्र और 
भस्पसे' पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञान करावे। एक-एकके 
आद औचमें जलसे ख़ान कराता जाय। फिर 
पञ्चगव्य, पञ्चामृत, रूखापन दूर करनेवाले कषाय 
द्रव्य, सर्वोषिधिमिश्रित जल, श्वेत पुष्प, फल, 
सुवर्ण, रह, सींग एं जौ मिलाये हुए जल, 
सहस्रधारा, दिव्यौषभियुक्त जल, तीर्थ-जल, 
गङ्गाजल, चन्दनपिश्रित जल, क्षीरसागर आदिके 
जल, कलशोके जल तथा शिवकलशके जलसे 
अभिषेक करे। रूखेपनको दूर करनेवाला विलेपन 
लगाकर उत्तम गन्ध और चन्दन आदिसे पजन 


रहर 


करनेके पश्चात्‌ बहमन पुष तथा ककच- 
न्रे लाल वस्त्र चढ़ावे। फिर अनेक प्रकारसे 
आरती उतारकर रक्षा और तिलकपूर्वक गीत- 
बाध्य आदिसे, विविध इसे तथा जय-जयेकार 
और स्तुति आदिसे भगवानको संतुष्ट करके 
'घुरुष-मन्ज्से उनकी पूजा करे। तदनन्तर हदय- 
अनस आचमनं करके इह्देवसै कहे-प्रो! 
उठिये'॥६७-७३॥ 

फिर इह्देवको बहर बिठा उसीके 
हरा उन्हें सब ओर घुमाते और द्रव्य बिखेरते हुए 


मृतिका | मण्डपके पश्चिम द्वापर लें जाये और वहाँ 


श्यापर भगवानको पधरावे। आसंनके आदि- 
अततम शक्तिकी भावना करके उस शुभ आसनपर 
उन्हें विराजमान करे। पश्चिमाभिमुख प्रासादेँ 
पश्चिम दिशाको ओर पिण्डिका स्थापित करके 
उसके ऊपर ब्रहाशिला रखे। शिवकोणमें सौ 
अस्त्र-मन्तरोसे अधिमन्त्रित निद्रां-कल्श और 
'शिवासनकौ कल्पना करके, हदय-मन्त्रसे अर्थ्य 
दे, देवताको उठाकर लिङ्गमय आसनपर 
शिरोमनत्रदवारा पूर्वकी ओर मस्तक रखते हुए 
आरोपित एवं स्थापित करे। इस प्रकार उन 
परमातयाका साक्षात्कार होनेपर चन्दन और धूप 
चढ़ाते हुए उनको पूजा करें तथा कवच- 
अनते वस्त्र आर्पित करे। घरका उपकरण आदि 
आर्पित कर दे। फिर अपनी शक्तिके अनुसार 
'जमस्कारपूर्वक नैवे निवेदन करें। अध्यङ्ग- 
कर्मके लिये घृत और मधुसे युक्त पात्र इश्देंवके 
चरणोके समीप रखे। वहाँ उपस्थित हुए 
आचार्य शक्तिसे लेकर भूमि-पर्यन्त छत्तोस तत्वोके 
समूहको उनके अधिपतियॉसहित स्थापित करके 
'फूलकी मालाओँसे उनके तीन भागोंकी कल्पना 
'करें।छ४-८०॥ 

चे तीन भाग मासे लेकर शक्ति-पर्यन्त हैं। 


२१२ 


अम्तिपुराण 


उनमें प्रथम भाग चतुष्कोण, द्वितीय भाग अष्टकोण 
और तृतीय भाग वर्तुलाकार है। प्रथम भागमें 
आत्मतत्व, द्वितीय भागमें विद्यातत्व और तृतीय 
आगे शिवतत्वकी स्थिति है। इन भागोंमें सृश्िकमसे 
'एक-एक अधिपति हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव नामस प्रसिद्ध हैं। तदनन्तर मूर्तियों और 
मूत्तीशवरोंका पूर्वादे दिशाओंके क्रमसे न्यास करे। 
पृथ्वी, अग्नि, यजमान, सूर्य, जल, वायु, चन्द्रमा 
और आकाश--ये आठ मूर्तिरूप हैं। इनका न्यास 
करलेके पश्चात्‌ इनके अधिपतियोँका न्यास 
करना चाहिये। उनके नाम इस प्रकार हैं-शर्व, 
पशुपति, उग्र, रुद्र, भव, ईश्वर, महादेव और 
भीम। इनके वाचक मन्त्र निम्नलिखित हैं-लं, 
रै, शं, ख, खं, प॑, सं, हँ” अथवा त्रिमात्रिक 
प्रणव तथा "हाँ" अथवा हदय-मन्त्र अथवा कहीं- 
कही मूल- मन्त्र इनके (यूर्तियों और मूर्तिपतियोकि) 
'पूजनके उपयोगमें आते हैं। अथवा पञचकुण्डातपक 
यागम पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-इन 
आँच मूर्तियाँका ही न्यास करे॥८१-८६॥ 
फिर क्रमशः इनके पाँच अधिपतियो- ग्रहा, 
शेषनाग, रु, ईश और सदाशिवका मन्त्रज पुरुष 
सृष्टि-क़मसे न्यास करे। यदि यजमान मुमु हो 
तो वह पञ्चर्तियोके स्यनमें 'निवृत्ति' आदि पाँच 
(कलाओं तथा उनके ' अजात' आदि अधिपतियोंका 
न्यास करे। अथवा सर्वत्र व्याप्तिरूप कारणात्मक 
ज़ितत्वका ही न्यास करना चाहिये। शुद्ध अध्वामें 
विद्येश्वॉका और अशुद्धमें लोकनायकॉका 
मूर्तिपतियोंके रूपमें दर्शन करना चाहिये। भोगी 
(सर्प) भी मन्त्रेश्वर हैं। पैँतीस, आठ, पाँच और 
तीन मूर्तिरूप-तत्त्व क्रमशः कहे गये हैं। ये ही 
इनके तत्त्व हैं। इन ततत्वोके अधिपतियोंके मन्त्रोंका 
'दिग्दर्शनमात्र कराया जाता है। ॐ हां शक्तितत्त्वाय | 


इत्यादि। ॐ हां शक्तितत्त्याधिपाय नमः। 
ड्त्यादि। ॐ हां क्ष्मामूर्तवे नमः। ॐ हां 
क्ष्मामूत्यशिपतये ब्रह्मणे नमः। इत्यादि। ॐ हां 
शिवतत्त्वाय नमः। ॐ हां शिवतत्त्वाधिपतये 
रुद्राय नम: । इत्यादि । नाभिमूलसे उच्चरित होकर 
अष्टानादके समान सब ओर फैलनेवाले, हाद 
कारणोके त्यागपूर्वक, ट्वादशान्तस्थानको प्राप्त हुए 
मनसे अभिन्न तथा आनन्द-रसके उद्दमको पा 
'लेनेवाले मन्त्रका और निष्कल, व्यापक शिवका, 
जो अड्तीस कलाओंसे युक्त, सहस्रों किरणोंसे 
प्रकाशमान, सर्वशक्तिमय तथा साङ्ग हैं, ध्यान 
करते हुए उन्हें दवादशान्तसे लाकर शिवलिङ्गमे 
स्थापित करे॥ ८७-९४॥ 

इस प्रकार शिवलिङ्गे जोवन्यास होना चाहिये, 
जो सम्पूर्ण पुरुषाधोंका साधक है। पिण्डिका 
आदियें किस प्रकार न्यास करता चाहिये, यह 
बताया जाता है। पिण्डिकाको खान कराकर 
उसमें चनदन आदिका लेप करे और उसे सुन्दर 
बस्त्रॉसे आच्छादित करके, उसके भगस्वरूप 
छिद्रमे पञ्चरन्न आदि डालकर, उस पिण्डिकाको 
लिड्डसे उत्तर दिशामें स्थापित करे। उसमें भी 
लिङ्गको हौ भौति न्यास करके विधिपूर्वक 
उसकी पूजा करे। उसका ख्रान आदि पूजन-कार्य 
सम्पन्न करके लिङ्गके मूलभागमें शिवका न्यास 
करे। फिर शक्त्य्त वूषभका भी खान आदि 
संस्कार करके स्थापन करना चाहिये ॥ ९५-९८॥ 

तत्पश्चात्‌ पहले प्रणवका, फिर 'हां हूं हीं । 
इन तीन बीजॉमेंसे किसी एकका उच्चारण करते 
हुए क्रियाशक्तिसहित आधाररूपिणी शिला- 
'पिण्डिकाका पूजन करे। भस्म, कुशा और तिलसे 
तीन प्राकार (परकोटा) बनावे तथा रक्षाके लिये 
_आवु्षोंसहित लोकपालॉंको बाहरकी ओर नियोजित 


समको करड वलो ज इन मोका ऋग गय, २ सू. रब. २, ह. रणवः इस प्रकार दिया गया है। 


4 अम्याय ६६० 


२१३ 


एवं पूजित करे। पूजनके मन्त्र इस प्रकार हैं- 
“ॐ हीं क्रियाशक्तये नमः। ॐ हां महागौरि 
रुद्रदयिते स्वाहा ।' निप्राङ्कित मन्त्रके द्वार पिण्डिकां 
पूजन करे ॐ हीं आधारशक्तये नम:। ॐ हां 
वृषभाय नमः ।' ॥ ९९--१०१॥ 

धारिका, दीस, अत्युग्रा, ज्योत्ला, बलोत्कटा, 
धात्री और विधात्री-इनका पिण्डीमें न्यास करे; 
अथवा वामा, ज्येष्ठा, क्रिया, ज्ञाना और वेधा 
(अवा रोधा या प्रहवी)--इन पाँच नायिकाओंका 
न्यास करे। अथवा क्रिया, ज्ञाना तथा इच्छा-इन 
तीनका ही न्यास करें; पूर्ववत्‌ शातततियं 
तमी, मोहा, कषुधा, निद्रा, मृत्यु, माया, जरा और 
भया-इनका न्यास करे; अथवा तमा, मोहा, 
"घोरा, रति, अपञ्चरा--इन पाँचोंका न्यास करे; या 
करिया, ज्ञाना और इच्छा-इन तीन अधिनायिकाओंका 
आत्मा आदि तीन तीव्र मूर्तिवाले तत्वमें न्यास 
'करे। यहाँ भी पिण्डिका, ब्रह्मशिला आदिमं 
पूर्ववत्‌ गौरी आदि शम्बरं (मन्रो) द्वारा हौ सब 
कार्य विधिवत्‌ सम्पन्न कोर ॥ १०२ --१०६॥ 

इस प्रकार न्यास-कर्म करके कुण्डके समीप 
जा, उसके भीतर महेश्वरका, मेखलाओमें चतुर्भुजका, 
जाभिमें क्रियाशक्तिका तथा ऊर्ध्वभागमें नादका 
ज्यास करे। तदनन्तर कलश, बेदी, आप्रि और 
'शिवके द्वारा नाडीसंधान-कर्म करे। कमलके 
तन्तुकी भौति सृक््मशक्ति ऊर्ध्यगत वायुकी सहायतासे 
कपर उठती और शून्य मार्गसे शिवें प्रवेश करती 
है। फिर वह ऊर्ध्वगत शक्ति वहाँसे निकलती 
और शून्यमार्गसे अपने भीतर प्रवेश करती है। इस 
परकार चिन्तन करे। मूर्तिपालकॉकों भी सर्वत्र 
इसी प्रकार संधान करता चाहिये ॥ १०७--११०॥ 

कुण्डमे आधार-शक्तिका पूजन करके, तर्पण 


करके क्षा, क्रमशः तत्व, तत्वे, मूर्ति और 
मलवा घृत आदिसे पूजन और तर्पण करे। 
फिर उन दोनों (तत्व, त्वेश्वर एवं मूर्ति, 
मूर्लीदर)-को संहिता-मन्तोंसे एक सौ, एक 
सहल अथवा आधा सहल आहुतियाँ दे। साथ 
ही पूर्णाहुति भौ अर्पण करे। तत्त्व और तत्वें 
तथा मूर्ति और मूर्ता पूर्वोक्त रोतिसे एक- 
दूसरेके संनिधानमें तर्पण करके मूर्तिपालक भी 
'डनके लिये आहुतियों दें। इसके बाद द्रव्य और 
कालके अनुसार बेदों और अङ्गार तर्पण 
करके, शान्ति-कलशके जलसे प्रोक्षित कुरा- 
मूलद्वारा लिङ्गके मूलभागका स्पर्श करके, होम- 
संख्याके बराबर जप करे। हदय-मन्रसे संनिधापन 
और कवच-मन्त्रसे अवगुष्ठन करे ॥ १११--११५॥ 

इस प्रकार संशोधन करके, लिङ्गके ऊर्ध्व- 
भागे ब्रह्मा और अन्त (मूल) भागमें विष्णुका 
पूजन आदि करके, शुद्धिके लिये पूर्ववत्‌ सारा 
कार्य सम्पन्न कर, होम-संख्याके अनुसार जप 
आदि करे। कुशके मध्यभागसे लिङ्गके 
मध्यभागका और कुशके अप्रभागसे लिङ्गके 
अग्रभागका स्पर्श करे। जिस मन्त्रसे जिस प्रकार 
संधान किया जाता है, यह इस समय बताया 
जाता है-अ हां हं, ॐ ॐ एं, ॐ भूं भू 
जूतये नमः । ॐ हां वां, आं ॐ आं घं, ड 
भू भूं वां वहिमूर्तवे नमः*। इसी प्रकार यजमान 
आदि मूर्तियोके साथ भी अभिसंथान करना 
चाहिये। पञ्मू्तयात्मक शिवके लिये भी इदयादि- 
मन्य इसी तरह संधानकर्म करनेका विधान 
है। त्रितत्वात्मक स्वरूपम मूलमन्त्र अथवा अपने 
जोज-मन्रो्टाण संधानकर्म करनेकी विधि है-- 
सा जानना चाहिये। शिला, पिण्डिका एवं 


आ समर्पक 'क्यकाणड कमलो मे वे मत इस परर उप्लब्ध होते है से हक, > ॐ ॐ ब. ॐ तूस 
जा यामे नम; । ॐ हाँ हाँ वा, ॐ ॐ ॐ क, ॐ रे का यू नमः 


वृषभके लिये भी इसी तरह संधान आवश्यक है। 
प्रत्येक भागको शुद्धिके लिये अपने मन्तोद्वारा 
'शतादि होम करे और उसे पूर्णाहुतिद्वारा पृथक्‌ | 
कर दे॥ ११६-१२०॥ 

न्यूनता आदि दोषसे छुटकारा पानेके लिये 
'शिव-मन्त्रसे एक सौ आठ आहुतियाँ दे और जो 
कर्म किया गया है, उसे शिवके कानमे निवेदन 
करे--प्रभो! आपकी शक्तिसे ही मेरे द्वारा इस 
कार्यका सम्पादन हुआ है, ॐ भगवान्‌ सुको 
नमस्कार है। रुद्रदेव! आपको मेरा नमस्कार है। 
यह कार्य विधिपर्ण हो या अपूर्ण, आप अपनी 
'शक्तिसे ही इसे पूर्ण करके ग्रहण करें।' ' ॐ हं 
'शांकरि पूरय स्वाहा ।'। ऐसा कहकर पिण्डिकां 
ज्यास करे। तदनन्तर ज्ञानी पुरुष लिङ्गम क्रिया- 


शक्तिका और पीठ-विग्रहमें ब्रह्मशिलाके ऊपर 
आधाररूपिणो शक्तिका न्यास करे॥ १२१-१२५॥ 

सात, पाँच, तीन अथवा एक राततक उसका 
निरोध करके या तत्काल ही उसका अधिवासन 
करे। अधिवासनके बिना कोई भी याग सम्पादित 
होनेपर भी फलदायक नहीं होता। अतः अधिवासन 


अवश्य करे। अधिवासन-कालमें प्रतिदिन 
देवताओंको अपने-अपने मनोद सौ-सौ आहतियाँ 
दे तथा शिव-कलश आदिकी पूजा करके दिशाओमें 
बलि अर्पित करे ॥ १२६-१२७ १॥ 

गुरु आदिके साथ रातमें नियमपूर्वक वास 
“अधिवास' कहलाता है। 'अभि पूर्वक 'वस' 
तसे भावमें पम प्रत्यय किया गया है। इससे 
“अधिवास शब्द सिद्ध हुआ है॥ १२८॥ 


इस प्रकार आदि आण्नेय सहापुराणमों 'प्रतिक्ताके अन्तर्गत संधान एवं आधिवासकौ विधिका वर्णन" 
जासक छियाणबेकाँ अध्याय पूरा हुआ ९६# 
Se 
सत्तानबेवाँ अध्याय 
शिव-प्रतिष्ठाकी विधि 


भगवान्‌ शिव कहते हँ--स्कन्द! प्रातःकाल 
ित्य-कर्मके अननत द्वार-देवताओंका पूजन करके 
मण्डपमें प्रवेश करे। पूर्वोक्त विधिसे देहशुद्धि 
आदिका अनुहान करे। दिकपालॉका, शिव- 
'कलशका तथा वार्धानी (जलपात्र)-का पूजन 
करके अष्टपुष्पकाद्वारा शिवलिङ्गकी अर्चना करे 
और क्रमशः आहुति दे, अप्रिदेवको तूत करे। 
तदनन्तर शिवकी आज्ञा ले 'अस्त्राय फट्‌।' का 
उच्चारण करते हुए मन्दिरमे प्रवेश करे तथा 
“अस्त्राय हुँ फट्‌।' बोलकर वहाँके विरका 
अपसारण करे॥ १-३॥ 

शिलाके ठीक मध्यभागे शिवलिङ्गकी स्थापना 
'न करे; क्‍योंकि वैसा करनेपर वेध-दोषकी 
आशङ्का रहती है। इसलिये मध्यभागको त्यागकर, 


एक या आधा जौ किंचित्‌ ईशान भागका आश्रय 
ले आधारशिलामें शिवलिङ्गकी स्थापना करे। 
'मूल-मन्त्रका उच्चारण करते हुए उस (अनन्त) 
जाम-धारिणी, सर्वाधारस्वरूपिणी, सर्वव्यापिनी 
शिलाको सृष्टियोगद्वारा अविचल भावसे स्थापित 
करे। अथवा िम्माङ्कित मन्त्रे शिवकी 
आसनस्वरूपा उस शिलाकी पूजा करे ॐ 
जमो व्यापिनि भगवति स्थिरेऽचले क्षवे हीं ल॑ 
हँ स्वाहा ।' पूजनसे पहले यो कहे-' आधारशक्ति- 
स्वरूपिणि शिले! तुम्हें भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे 
यहाँ नित्य-निरन्तर स्थिरतापूर्वक स्थित रहना 
चाहिये।'-ऐसा कहकर पूजन करनेके पश्चात्‌ 
अवरोधनी-मुद्ाे शिलाको अवरुद्ध (स्थिसतापू्वक 
स्थापित) कर दे॥४-८॥ 


* अध्याय ९७० 


२१५ 


म 

हीरे आदि रन, उशीर (खश) आदि ओषधियों, 
लौह और सुवर्ण, कांस्य आदि धातु, हरिताल, 
आदि, धान आदिके पौधे तथा पूर्वकथित अन्य 
वस्तुएँ क्रमशः एकत्र करे और मन-ही-मन 
भावना करे कि “ये सब वस्तुएँ कान्ति, आरोग्य, 
देह; वीर्य और शक्तिस्वरूप हैं'। इस प्रकार 
'एकाप्रचित्तसे भावना करके लोकपाल और 
शिवसम्बन्धी मन्द्र पूर्वादि कुण्डो इन 
वस्तुओमेंसे एक-एकको क्रमशः डाले। सोने 
अथवा ताँबेके बने हुए कछुए या वृषभको द्वारके 
सम्मुख रखकर नदीके किनारेकी या पर्वतके 
शिखरकी मिट्टीसे युक्त करे और उसे बौचके 
कुण्ड आदिमे डाल दे। अथवा सुबर्णनिर्मित 
मेरको मधूक, अक्षत और अज्ञसे युक्त करके 
उसमें डाले अथवा सोने या चाँदीकी बनी हुई 
पृथ्वीको सम्पूर्ण बौजो और सुवर्णसे संयुक्त 
करके उस मध्यम कुण्डमें डाले। अथवा सोने, 
चाँदी या सब प्रकारके लोहसे निर्मित सुवर्णमय 
केसरोसे युक्त कमल या अनन्त (शेषनाग)-को 
भूर्तिको उसमें छोडे॥ ९--१५॥ 

शक्तिसे लेकर मूर्शि-पर्यन्त अथवा शक्तिसे 
लेकर शक्ति-पर्यन्त तत्वका देवाधिदेव महादेवके 
लिये आसन निर्मित करके उसमें खौर या 
गुण्ुलका लेप करे। तत्पश्चात्‌ वससे गर्तको 
आच्छादित करके कवच और अस्त्र-मन्त्रद्वारा 
उसकी रक्षा करे। फिर दिक्यालॉको बलि देकर 
आचार्य आचमन करे। शिला और गर्तके सङ्ग 
दोषको निवृत्तिक लिये शिवमन्त्र से अथवा 
अस्त्र-मनत्रसे विधिपूर्वक सौ आहुतियाँ दे। साथ 
हो पूर्णाहुति भी करे। वास्तु देवताओंको एक- 
एक आहुति देकर तृत करनेके पश्चात्‌ हृदव- 
मनसे" भगवानको उठाकर मङ्गल-वाद्य और 
मङ्गल-पाठ आदिके साथ ले आवे॥ १६--१९॥ 


गुरु भगवान्के आगे-आगे चले और चार 
दिशाओं स्थित चार मूर्तिपालोके साथ यजमान 
स्वयं भगवानको सवारीके पीछे-पीछे चले । मन्दिर 
आदिके चारों ओर घुमाकर शिवलिङ्गको भद्र- 
रके सम्मुख नहलाबे और अर्घ्य देकर उसे 
मन्दिरे भोतर ले जाय। खुले द्वारसे अथवा 
ड्वारके लिये निश्चित स्थानसे शिवलिङ्गको मन्दिरमे 
ले जाय। इन सबके अभावमें द्वार बंद करनेवाली 
शिलासे शून्य-मार्गसे अथवा उस शिलाके कपरसे 
होकर मन्दिसमें प्रवेशका विधान है। दरवाजेसे ही 
महेश्वरको मन्दिरं ले जाय, परंतु उनका द्वारसे 
स्पर्श न होने दे। यदि देवालयका समारम्भ-हो 
रहा हो तो किसी कोणसे भौ शिवलिङ्गको 
मन्दिरके भीतर प्रविष्ट कराया जा सकता है। 
व्यक्त अथवा स्थूल शिवसिङ्गके मन्दिर-प्रवेशके 
लिये सर्वत्र यहो विधि जावनौ चाहिये। घरे 
प्रवेशका मार्ग द्वार ही है, इसका साधारण लोगोंको 
भो प्रत्यक्ष अनुभव है। यदि बिना हारके घरमे 
प्रवेश किया जाय तो गोत्रका नाश होता है--ऐसी 
मान्यता है॥ २०-२४३ ॥ 

तदनन्तर पीठपर, द्वाएके सामने शिवलिङ्गको 
स्थापित करके नाना प्रकारके वाद्यो तथा मङ्गलसूचक 
व्यनियोके साथ उसपर दूर्वा और अक्षत चढावे 
तथा ' सपुत्तिष्ठ नमः '-ऐसा कहकर महापाशुपत- 
न्त्रका पाठ करे । इसके बाद आचार्य रतम रखे 
हुए घटको वहाँसे हटाकर मूर्तिपालकोके साथ 
समे स्थापित कणे और उसमें कुङ्कुम आदिका 
लेप कसके, शक्ति और शक्तिमान्‌की एकताका 
चिन्तन करते हुए लयान्त मूल-मन्त्रका उच्चारण 
करके, उस आलम्बनलक्षित घटका स्पर्शपूर्वक 
रतम ही स्थापना करा दे। ब्रह्मभागके एक 
अंश, दो अंश, आघा अंशः अथवा आठवे 
अंशतक या सम्पूर्ण ब्रह्मभागका ही गर्ते प्रवेश 


२९६ 


+ अम्निपुतणन 


'करावे। फिर नाभिपर्यन्त दीर्घाओंके साथ शीशेका | 
आवरण देकर, एकाग्रचित्त हो, नीचेके गर्तको 
'बालूसे पाट दे और कहे--' भगवन्‌! आप सुस्वर 
हो जाइये'॥ २५--३०॥ 

तदनन्तर लिङ्गके स्थिर हो जानेपर सकल 
(सावयव) रूपवाले परमेश्वरका ध्यान करके, 
शक्यत-मूल-मनका उच्चारण कसे हुए, शिवलिङ्गके 
स्पशपूर्वक उसमें निष्कलीकरण-न्यास करे। जब 
'शिवलिङ्गकी स्थापना हो रही हो, उस समय 
जिस-जिस दिशाका आश्रय ले, उस-उस दिशाके 
(दिक्पाल-सम्बन्धी मनतरका उच्चारण करके पूर्णाहुति- 
पर्यन्त होम करे और दक्षिणा दे। यदि शिवलिङ्गसे 
शब्द प्रकट हो अथवा उसका मुख्यभाग हिले या 
फट-फूट जाय तो मूल-मन्त्रसे या 'महुरूप' 
मनाय सौ आहुतियाँ दे। इसी प्रकार अन्य दोष 
प्राण होनेपर शिवशास्तोक्त शान्ति करे। उक्त 
विधिसे यदि शिवलिंगमें न्यासका विधान किया 
जाय तो करतां दोषका भागी नहीं होता। तदनन्तर 
जक्षणस्पर्शरूप पीठबन्ध करके गौरीने 
उसका लय करे। फिर पिण्डीमें षटि 
करे॥ ३१-३५॥ 

लिङ्गके पार्श्रभागमें जो संधि (छिद्र) हो, 
उसको बालू एवं बज़लेपसे भर दे। तत्पश्चात्‌ गुरू 
'मूर्तिपालकॉके साथ शान्तिकलशके आधे जलसे 
'शिवलिङ्गको नहलाकर, अन्य कलशों तथा पञ्चामृत 
आदिसे भी अभिषिक्त करे। फिर चन्दन आदिका 
लेप लगा, जगदीश्वर शिवकी पूजा करके, उमा- 
महेरा लिङ्गे उन दोनॉका स्पर्श 
करे। इसके बाद छहों अध्वाओंके न्यासपूर्वक 
त्रितत्वन्यास करके, मूर्तिन्यास, दिक्यालन्यास, 
अङ्गन्यास एवं ज्रहान्यासपूर्वक जञानाशक्तिका लिङ्गे 
तथा क्रियाशक्तिका पीठमें नयास केके पश्चात्‌ 
खान करावे॥ ३६--३९॥ 


गन्धका लेपन करके धूप दे और 
च्यापकरूपसे शिवका न्यास करे। हृदय-मन्त्रद्वारा 
पुष्पमाला, धूप, दौप, नैवेद्य और फल निवेदन 
करे। यधाशक्ति इन वस्तुओंको निवेदित करनेके 
पकात्‌ महादेवजीको आचमन करावे । फिर विशे 
देकर मन्त्र जपे और भगवान्के वरदायक हाथमे 
उस जपको अर्पित करनेके पश्चात्‌ इस प्रकार 
कहे-'हे नाथ! जबतक चन्द्रमा, सूर्य और 
तारेको स्थिति रहे, तबतक मूर्तो तथा 
मूर्तिपालकोकि साथ आप स्वेच्छापूर्वक ही इस 
मन्दिरमे सदा स्थित रहें।' ऐसा कहकर प्रणाम 
केके पश्चात्‌ बाहर जाय और हृदय या प्रणव- 
मनयसे वृषभ (नन्दिकेश्वर)-की स्थापना करके, 
फिर पूर्ववत्‌ बलि निवेदन करे। तत्पक्ष 
न्यूनता आदि दोषके निराकरणके लिये मृत्यु्य- 
मनसे सौ बार समिधाओंकी आहुति दे एवं 
शान्तिके लिये खौरसे होम करे ॥ ४०-४४॥ 
इसके बाद यों प्रार्थना कर--' महाविधो ! ज्ञान 
अथवा अज्ानपू्वक कर्ममे जो त्रुटि रह गयी है, 
उसे आप पूर्ण करें।' यों कहकर यथाशक्ति 
सुवर्ण, पशु एवं भूमि आदि सम्पत्ति तथा गौत- 
वाद्य आदि उत्सव, सर्वकारणधूत अस्बिकानाथ 
(शिवको भक्तिपू्वक समर्पित करे। तदनन्तर चार 
'दिनोतक लगातार दान एवं महान्‌ उत्सव करे। 
मन्त्रज्ञ आचार्यको चाहिये कि उत्सवके इन चार 
'दिनॉमेंसे तीन दिनतक तौनों समय मूर्तिपालकोके 
साथ होम करे और चौथे दिन पूर्णाहुति देकर, 
जहुरूप-सम्बन्धी मन्त्रे चरु निवेदित करे। सभी 
कुण्डो सम्पाताहुतिसे शोधित चु आर्पित करना 
चाहिये। उक्त चार दिनोतक निर्माल्य न हटावे। 
चौथे दिनके बाद निर्माल्य हटाकर, खान करानेके 
पश्चात्‌ पूजन करे। सामान्य लिड्रॉमें साधारण 
मनोद पूजा करनी चाहिये। लिङ्ग-चैतन्यको 


«अध्याय २७० 


२१७ 


ममननम 
छोड़कर स्थाणु-विसर्जन करे। आसाधारण | फट्‌ चमः ।' इसी प्रकार ' ३ बं तत्युरुपाय हूँ फट्‌ 
लिज्रॉमें “क्षमस्व' इत्यादि कहकर विसर्जन “ॐ वो ईशानाय हूं फद नमः" 


करे॥ ४५--५०॥ 

आवाहन, अभिव्यक्ति, विसर्ग, शक्तिरूपता 
और प्रतिष्ठा-ये पाँच बातें मुख्य हैं। कहाँ-कहाँ 
प्रतिष्ठाके अन्तमें स्थिरता आदि गुणोंकों सिद्धिके 
लिये सात आहुतियाँ देनेका विधान है। भगवान्‌ 
'शिव स्थिर, अप्रमेय, अनादि, बोधस्वरूप, नित्य, 
सर्वव्यापी, अविनाशी एवं आत्मतृत हुँ । महेश्वरकी 
संनिधि या उपस्थितिके लिये ये गुण कहे गये हैं। 
आहुतियॉका क्रम इस प्रकार है-'३% नमः: 
शिवाय स्थिरो भव नमः स्वाहा।'--इत्यादि। इस 
प्रकार इस कार्यका सम्पादन करके शिव-कलशकी 
भौति दो कलश और तैयार करे। उनमेंसे एक 
कलशके जलसे भगवान्‌ शिवको स्रान कराकर, 
दूसरा यजमानके खनके लिये रखे। (कहीं-कहीं 
“कर्स्थानाय धारयेत्‌।' ऐसा पाठ है। इसके 
अनुसार दूसरे कलशका जल कर्मानुहानके लिये 
स्थापित करे, यह अर्थ समझना चाहिये।) इसके 
बाद बलि देकर आचमन करलेके पश्चात्‌ शिवकी 
आज्ञासे बाहर जाय॥५१--५५॥ 

'याग-मण्डपके बाहर मन्दिरके ईशानकोणमें 
चण्डका स्थापन-पूजन करे । फिर मण्डपे धामके 
गर्भके बराबर उत्तम पीठपर आसनकी कल्पना 
करके, पूर्ववत्‌ न्यास, होम, आदिका अनुष्ठान 
करे। फिर ध्यानपूर्वक 'सच्योजात' आदिकी स्थापना 
करके, वहाँ ब्रहाङ्ो्वारा विधिवत्‌ पूजन करे। 
ब्रहाङ्गोंका वर्णन पहले किया जा चुका है। अब 
जिस प्रकार मन्वारा पूजन किया जाता 
सुनो--'ॐ वं सद्चोजाताय हूं फट्‌ नय: ।' ॐ 
चिं वामदेवाय हुँ फर्‌ नम:।' ' ३ खुं अघोराय हुँ 


चे मन्त्र है॥५६--५९॥ 

इसप्रकार जप निवेदन करके, तर्पण करनेके 
पश्चात्‌, स्तुतिपूर्वक विज्ञापना देकर चण्डेशसे 
रर्थना करे--'हे चण्डेश! जबतक श्रीमहादेवजी 
यहाँ विराजमान हैं, तबतक तुम भी इसके समीप 
विद्यमान रहो। मैंने अजञानवश जो कुछ भी 
-्यूनाधिक कर्म किया है, वह सब तुम्हारे 
कृषाप्रसादसे पूर्ण हो जाय। तुम स्वयं उसे पूर्ण 
करो।' जहाँ बाणलिङ्ग (नर्मदेश्वर) हो, जहाँ चल 
लोहमय (सुवर्णमय) लिङ्ग हो, जहाँ सिद्धलिङ्ग 
(स्योतिलिंब्रादि) तथा स्वयम्भूलिङ्ग हों, 
और सब प्रकारकी प्रतिमाऑपर 
निर्माल्यमे चण्डेशका अधिकार नहीं 
अड्वैतभावनायुक्त यजमानपर तथा स्थण्डिलेश- 
विधिमें भौ चण्डेशका अधिकार नहीं है।' 
चण्डका पूजन करके ख्रापक (अभिषेक करनेवाला 
गुरु) स्वयं ही पत्नी और पुत्रसहित यजमानको 
पूर्व-स्थापित कलशके जलसे खान करावे। 
(यजमान भी ख्रापक गुरुका महेश्वरकी भोति पूजन 
करके, धनकौ कंजूसी छोड़कर, उन्हें भूमि और 
सुवर्ण आदिकी दक्षिणा दे॥६०-६४३॥ 

ततप मूर्तिपालको तथा जपकर्ता ब्राह्मणक, 
ज्योतिषीका और शिल्पीका भी भलीभौति विधिवत्‌ 
पूजन करके दीनों और अनाथों आदिको भोजन 
करावे। इसके बाद यजमान गुरुसे इस प्रकार 
प्रार्थना करे--'हे भगवन्‌। यहाँ सम्मुख करनेके 


उसे | लिये मैंने आपको जो कष्ट दिया है, वह सब 


आप क्षमा करें; क्योंकि नाथ! आप करुणे 
सागर हैं, अत: मेरा सारा अपराध भूल जायँ।' 


१, का मो धिपे पद मलका है। सोमको कफ कबल थे मत इस प्रकार हे गवे ह-अ स 
सगोजाताय हक्‌ नय: ।' च ता ह्‌ तन, । "3: चें प्रा हक सय: ' 


३, बलि चले लोहे 


सिङे स्थि 
जतिमासु च सर्वासु न चन्डोउचिकृतो भवेत्‌। उद्यन स्थाण्डलेशविधावपि॥ (आनः ९७।६३-६३) 


२१८ 


इस प्रकार प्रार्थना करनेवाले यजमानको सद्गुरु 
अपने हायसे कुश, पुष्प और अक्षतपुझके साथ 
प्रतिष्ठाजनित पुण्यकी सत्ता समर्पित करे, जिसका 
स्वरूप चमकते हुए तारोंके समान दीतिमान्‌ 
है॥६५-६८॥ 

तदनन्तर, - पाशुपत-मन्त्रका जप करके, 
परमेश्वरको प्रणाम करनेके अनन्तर, भूतगणोंको 
बलि अर्पित करे और इस प्रकार उन सबको 
समीप लाकर यों निवेदन करे--'आपलोगोंको 
तबतक यहाँ स्थित रहना चाहिये, जबतक महादेवजी 
यहाँ विराजमान हैं।' वस्त्र आदिसे युक्त याग- 
मण्डपको गुरु अपने अधिकारमें ले ले तथा| 
समस्त उपकरणोंसे युक्त स्तापन-मण्डपको शिल्पी 
ग्रहण करे। अन्य देवता आदिकी आगमोक्त 
मनोरा स्थापना करनी चाहिये। सूर्यके वर्णभेदके 
अनुसार उन देवता आदिके वर्णभेद समझने 
चाहिये। थे अपने तैजस-तत्वमे व्याप्त हैं-ऐसी 
भावना करली चाहिये। साध्य आदि देवता, सरिताएँ, 
ओषधियाँ क्षेत्रपाल और किंनर आदि--ये सब 
पृथ्वीतत्वके आश्रित हैं। कहाँ-कहाँ सरस्वती, 
लक्ष्मी और नदियोंका स्थान जलमें बताया 
गया है॥ ६९--७३॥ 

भुवनाधिपतियोँका स्थान वही है, जहाँ उनको 
स्थिति है। अहंकार, बुद्धि और प्रकृति-ये तीन 
तत्व ग्रमे स्थान हैं। तनमात्रासे लेकर प्रधान- 
पर्यन्त तीन तत्व श्रीहरिके स्थान हैं। नाटोश, 
गण, मातृका, यक्षराज, कार्तिकेय तथा गणेशका 
अण्डजादि शुद्ध विद्यानत-तत्व है । मां देशसे 
लेकर शक्ति-पर्य्त तत्व शिवा, शिव तथा 
'उग्रतजवाले सुर्वदेवका स्थान है। व्यक्त प्रतिमाओकि 
लिये ईश्वर-पर्यन्त पद बताया गया है । स्थापनाकी 
सामप्रीमें जो कूर्म आदिका वर्णन किया गया है 
तथा जो रल आदि पाँच वस्तुएँ कही गयी हैं, उत 
सबको देवपीठक गर्तमें डाल दे, परंतु पाँच 


= अम्तिपुराण 


बह्यशिलाओंको उसमें न डाले ॥ ७४-७७ ६॥ 

मन्दिरके गर्भका छः भागोंमें विभाजन 
करके छठे भागको त्याग दे और पाँचवें भागम 
देवताको स्थापना करे। अथवा मन्दिरके गर्भका 
आठ भाग करके सातवें भागमें प्रतिमाओँकी 
स्थापना करे तो वह सुखावह होता है। लेप 
अथवा चित्रमय विग्रहकी स्थापनामेँ पञ्चभूतोकी 
धारणाओँद्वारा विशुद्धि होती है। वहाँ स्नान 
आदि कार्य जलसे नहीं, मानसिक किये जाते हैं। 
वैसे विग्रहोंको शिला एवं रत्न आदिके भवनमें 
रखना चाहिये। उनमें नेत्रोन्मीलल तथा आसन 
आदिकी कल्पना अभीष्ट है। इनकी पूजा जलरहित 
पुष्यसे करनी चाहिये, जिससे चित्र दूषित न 
हो ॥७८-८१॥ 

अब चल लिङ्गकि लिये स्थापनाकी विधि 
बठायी जाती है। गर्भस्थानके पाँच अथवा तीन 
भाग करके एक भागको छोड़ दे और तीसरे या 
दूसरे भागमें चल लिङ्गकी स्थापना करे। इसी 
प्रकार उनके पौठोके लिये भी करना चाहिये। 
लिङ्गम तत्वभेदसे पूजनकी प्रक्रियामें भेद होता 
है। स्फटिक आदिके लिज्ञॉमें इष्टमन्त्रसे (अथवा 
सृष्टि-मन्त्रसे) विधिवत्‌ संस्कार होना चाहिये। 
इसके सिवा वहाँ ब्रह्मशिला एवं रलप्रभूतिका 
निबेदन अपेक्षित नहीं है॥८२-८४॥ 

'पिण्डिकाकी योजना भी मनसे ही कर लेनी 
चाहिये। स्वयम्भूलिङ्ग और बाणलिङ्ग आदिमे 
संस्कारका नियम नहीं है।* उन लिङ्गको संहिता- 
न्रे स्नान करना चाहिये। वैदिक विधिसे ही 
उनके लिये न्यास और होम करना चाहिये। नदी, 
समुद्र तथा रोह-इनके स्थापन करानेका विधान 
पूर्ववत्‌ है ॥८५-८६॥ 

इहलोकमें जो मृतिका आदिके अथवा आटे 
आदिके शिवलिङ्का पूजन किया जाता है, वह 
तात्कालिक होता है। अर्थात्‌ पूजन-कालमें ही 


याक असार न फेठके सी स्वास निन है, लिजर करी 


= अध्याय ९८० 


२१९ 


लिङ्ग-निर्माण करके वीक्षणादि विधानसे उनकी 
शुद्धि करे। तत्पश्चात्‌ विधिवत्‌ पूजन करला चाहिये। 
पूजनके पक्षात मनो लेकर अपने-आपमें स्थापित 
करे और उस लिङ्गको जलमें डाल दे। एक 

इस प्रकार आदि आस्तेय महापुराण 


र्षक ऐसा करनेसे वह लिङ्ग और उसका पूजन 
नोवान्छित फल देनेवाला होता है। विष्णु आदि 
देवताओंकी स्थापनाके मन्त्र अलग हैं। उन्हींके 
द्वार उनकी स्थापना करनी चाहिये॥८७--८९॥ 


'किक-अव्कषाकी विधिका वर्षत" नामक 


सचावबेकाँ अध्याय पूरा हुआ ९७॥ 
ome 
अड्टानबेवाँ अध्याय 
गौरी-प्रतिष्ठा-विधि 


भगवान्‌ शिव कहते हैं स्कन्द! अब मैं 
पूजासहित गौरीकी प्रतिष्ठाका वर्णन कहूँगा, 
सुनो। पूर्ववत्‌ मण्डप आदिको रचना करके 
देवीकी स्थापना एवं शय्याधिवासन करे । पूर्वोक्त 
मनो और मूत्यादिकोँका नयास करके आत्य- 
तत्व, विद्यातत्व और शिवतत्वका परम्म 
स्थापन करे। तदनन्तर पराशक्तिका न्यास, होम 
और जप पूर्ववत्‌ करके क्रियाशक्तिस्वरूपिणी 
पिण्डीका संधान को सर्वव्यापी पिण्डीका ध्यान 
करके वहाँ रल आदिका न्यास करे। इस विधिसे 
पिण्डीकी स्थापना करके उसके ऊपर देवीको 
स्थापित करे॥ १--४॥ 
देवी परमशक्तिस्वरूपा हैं। उनका अपने हौ 
गने सूष्टि-न्यासपूर्वक स्थापन करे। तदनन्तर 
पीठम क्रियाशक्तिका और देवीके वें नर्तिका 
ज्यास करे। इसके बाद सर्वव्यापिनी शक्तिका 
(आवाहन करके देवोकी प्रतिमामें उसका नियोजन 
करें। फिर 'शिवा' नामवाली अम्बिका देवीका 
स्पर्शपूर्वक पूजन करे*॥५-६॥ 
पूजाके मन्त्र इस प्रकार हैं-'डॐ औं 
आधारशक्तये नमः । ॐ कूम नमः। ॐ कन्दाय 
जमः। ॐ हीं नारायणाय नमः। ॐ ऐश्वयाँय त: । 
ॐ अधश्छदनाय नम:। ॐ पद्यासनाय नमः ।' 
तदनन्तर केसरोकी पूजा करे। तपात्‌ ‘ॐ हौँ 


कर्णिकायै नम; । ॐ षं पुष्कराक्षेभ्यो नम: ।'-- 
इन मन्रोद्रार कर्णिका एवं कमलाक्षॉका पूजन 
करे। इसके बाद “3 हां पुट नमः। ॐ हीं 
डाय नमः । ॐ हूं क्रियायै नमः ।'-- इन म्म 
पि, ना एवं क्रियाशक्तिका पूजन करे॥ ७ --१०॥ 

“ॐ जालाय नय: । ॐ रै ध्याय नमः। ॐ रँ 
ज्ञानाय नमः। ॐ चैराग्याय नमः। ॐ अधर्माय 
नमः। ॐ रै अज्ञानाय नमः। ॐ अवैराग्याय 
जम:। ॐ अबैश्चयाँय नमः ।' 

नल मनदार नाल आदिकी पूजा करे। ॐ» 
हूं वाचे नमः। ॐ हुँ रागिण्यै नमः। ॐ हु 
ज्चालिन्दै 


ॐ हौँ शमायै नमः। ॐ 
्येष्ठायै नमः। ॐ हाँ रौं क्रौँ नवशकत्ै नमः। 

"उल मन्रो वाक्‌ आदि शक्तियाँकी पूजा 
करे। ' ॐ गीं गौयाँसनाय नम: । ॐ गौं गौरीमूर्तये 
जमः।' अब गौरीका मूलमन्त्र बताया जाता है-- 
“ॐ हीं सः महागौरि रुद्रदयिते स्वाहा गौय नमः 
ॐ गां हदयाय नमः, ॐ गीं शिरसे स्वाहा। ॐ 
मूं शिखायै वबट्‌। ॐ गै कवचाय हुम्‌। ॐ गां 
त्रयाय वौषट्‌। ॐ गः अस्राय फद्‌। ॐ गौं 
विज्ञानशक्तये नम: ।'--इन मन्त्रोसे शिखा आदिकी 
पूजा करे॥ ११--१५॥ 

“ॐ मुँ क्रियाशक्तये नमः।'--इस मनसे 
क्रियाशक्तिकी पूजा करे। पूर्वादि दिशाओं इन्दि 


उरे अनुसार ' अको इदि नसे उनका स्क दूजन के । नचा मे वः) केली नमः इदि 


२२० = अग्लिपुराण» 


लम कस 5 कस कस सर स 
देवताओंका पूजन करे। इनके मन्त्र पहले बताये | “ॐ हीं कामिन्ये नम:।' “ॐ हूं काममालिन्यै 
गये हैं। “3 सुँ सुभगायै नम: '--इससे सुभगाका, | नपः।-- इन मनसे गौरीकी तिषठ पूजा और जप 
ॐ हीं ललितायै नमः।' से ललिताका पूजन करे। | केसे उपासक सब कुछ पा लेता है"॥ १६-१७॥ 
इस प्रकार आदि आलेय गहातुराणर्मे “गाँती-ग्रतिक्त-विधिका कर्षत” नामक 
जाने अध्याय पूर हुआ १८४ 
oa 
निन्यानबेवाँ अध्याय 
सूर्यदेवकी स्थापनाकी विधि 
भगवान्‌ शिव ओोले--स्कन्द! अब मैं | करे। तदनतर सर्वतोमुखी शक्तिके साथ विधिवत्‌ 
सूर्यदेवकी प्रतिष्ठोका वर्णन करुँणा । पूर्ववत्‌ मण्डप- | स्थापना करके, गुरु सूर्य-सम्बन्धी मन्त्र बोलते हुए 
निर्माण और स्नान आदि कार्यका सम्पादन | शक्त्यन्त सूर्यका विधिवत्‌ स्थापन करे॥ ३-४॥ 
करके, पूर्वोक्त विधिसे विद्या तथा साङ्ग सूर्यदवका | श्रीसूरयदेवका स्वाम्यन्त अथवा पादान्त नाम 
आसन-शय्यम न्यास करके ्रितत्वका, ईश्वरका | रखे। (यथा विक्रमादित्य-स्वामी अथवा 
तथा आकाशादि पाँच भूतोका न्यास करे ॥ १-२॥ रामादित्यपाद इत्यादि) सूर्यके मन्त्र पहले बताये 
पूर्ववत्‌ शुद्धि आदि करके पिण्डीका शोधन | गये हैं, उन्हाँका स्थापनकालमें भी साक्षात्कार 
करे। फिर सदेशपद- पर्यन्त तत्व-पक्षकका न्यास | (प्रयोग) करना चाहिये॥५॥ 
इस परकार आदि आणतेय महापु 'सूर्य-अतिकञा-किषिका वर्णन” नामक 
तित्यानबेका अध्याय पूछ हुआ १९० 
em 
सौवाँ अध्याय 
द्वारप्रतिष्ठा-विधि 
भगवान्‌ शंकर कहते हैं--स्कत्द! अब मै | अग्रभागोंमें आत्मतत्व, विद्यात्व और शिवतत्वका 
द्रत प्रतिष्ठाकी विधिका वर्णन करुँगा। ट्वारके | न्यास करके सँनिरोधिनी-मुदाद्वारा उनका निरोध 
अङ्गभूत उपकरणोंका कसैले जल आदिसे संस्कार | करे। फिर तदनुरूप होम और जप करके, द्वारके 
करके उन्हें शय्यापर रखे। वारे मूल, मध्य और | अधोभागमें अनन्त देवताके मने वास्तु-देवताकी 
= मुकी "कर्नकाप्क क्रमावली “मे हन मनो सवरून ओर कज कुछ पिर रूपये मिलते है। अत उन्हे अधिकल रूपये 
यहाँ उद्धत किया जाता है--3+ आं आधारशक्तये नम: । ॐ ह कन्दतय नमः । ॐ ॐ नालाय नम: । ३) ऋ धाथ नम: । ॐ ऋ ज्ञातप 
£। ॐ सू बै नः । ४ दद कर ॥ ॐ खै अधर्म नव, ॐ अच नघ,। 3 ल्‌ अब तक ॐ त्‌ 
जी तम: ॐ अ ऊत तप: । ॐ हा तय पप ॐ है केले नल: ॐ ह किक तम । पु गः 
35 ई प्र नम, 3० हौ नव तय: ४ दै तय । आ हा जमा ॐ तीः । ॐ यि 
5 हों जयाय नम: । ॐ हौं दरै गम: इति सर्वशयः । ॐ गां गीर्यासवाय कस: । ॐ को गौरीमूर्तय नमः । ॐ हीं सः महागौरि द्रवते 
सा मूलमन:। हराय जस: । की किससे स्व शिख वट। कवर म ये ष्‌ ग: अस्र फट्‌। 


ॐ सँ झनशये नमः । ॐ सू क्रियाशकये कम: । लोकमन पू्वोका रै भै मः । ॐ सह लिदै नम: । > ह 
कामि नमः ॐ स काममा नः इते गसन । 


«अध्याय १०१० 


२२१ 
ननन 


पूजा 'करे। वहीँ सलादि-पञ्चक स्थापित करके 
शान्ति-होम करे। तत्पश्चात्‌ जौ, सरसों, बरहंटा, 
ऋद्धि (ओषधिविशेष), वृद्धि (ओषधिविशेष), 
पीली सरसों, महातिल, गोमृत्‌ (गोपीचन्दन), 
द्द ५० ल या सिंगरफ); नागेन्द्र (नागकेसर), 
मोहिनी (त्रिपुरमाली या पोई), लक्ष्मणा (सफेद 
कटेहरी), अमृता (गुरुच), गोरोचन या लाल 
कमल, आरग्वध (अमलताश) तथा दूर्वा-इन 
ओषधियोंको मन्दिरके नीचे नौंबमें डाले तथा 
इनकी पोटली बनाकर दरवाजेके ऊपरी भागमें 
उसकी रक्षके लिये बाँध दे। बाँधते समय प्रणव 

मन्त्रका उच्चारण करे॥ १-५॥ 
दरवाजेको कुछ उत्तर दिशाका आश्रय लेकर 
इस प्रकार आदि आणेष महातुरागरमे 


स्थापित कला चाहिये।टवस्के अधोभागमें आत्मतत्वका, 
दोनों बाजुओमें विद्यातत्वका, आकाशदेश (खाली 
जगह)-में तथा सम्पूर्ण दवार-मण्डलमें सर्वव्यापी 
'शिवतत्वका न्यास करे। इसके बाद मूलमन्त्र 
महेशनाथका न्यास करना चाहिये। द्वारका आश्रय 
लेकर रहनेवाले नन्दी आदि द्वारपालोंके लिये 
“नमः' पदसे युक्त उनके नाम-मत्तरोंदटार सौ या 
पचास आहुतियाँ दे। अथवा शक्ति हो तो इससे 
दूनी आहुतियाँ दे॥६-८॥ 
ज्यूनातिरिकता-सम्बन्धी दोषसे छुटकारा पानेके 
लिये अस्त्र-मनत्रसे सौ आहुतियाँ दे। तदनन्तर 
पहले बताये अनुसार दिशाओंमें बलि देकर 
दक्षिणा आदि प्रदान करे॥९॥ 
'ड्र-अतिहाकी विधिका कर्षन' नामक 


साँकाँ आयव पूण हुआ# १००४ 
i सत 


एक सौ एकवाँ अध्याय 
प्रासाद-प्रतिष्ठा 


भगवानूशिव कहते हैं-- स्कन्द! अब मैं प्रासाद 
(भन्दिर)-की स्थापनाका वर्णन करता हूँ। उसमें 
चैतन्यका सम्बन्ध दिखा रहा हूँ। जहाँ मन्दिरके 
गुँबजकी समाप होती है, वहाँ पू्ववदीके मध्यभागमें 
आधारशक्तिका चिन्तन करके प्रणव-मनत्रसे कमलका 
न्यास करे। उसके ऊपर सुवर्ण आदि धातुऑमेंसे 
किसी एकका बना हुआ कलश स्थापित करे। उसमें 
पञ्चगव्य, मधु और दूध पड़ा हुआ हो। रल आदि 
पाँच यसु डाली गयी हों। कलशपर गन्धका लेप 
हुआ हो। वह वस्त्रसे आवृत हो तथा उसे सुगन्धित 
पुष्पोंसे सुवासित किया गया हो। उस कलशके 
मुखमें आम आदि पाँच वृक्षोके प्लव डाले गये 
हों। हदय-मनतरसे हृदय-कमलकी भावना कस्के उस 
कलको वहाँ स्थापित करना चाहिये॥ १--३३॥ 

तदनतर गुरु पूरक प्राणायामके द्वारा आसको 
भौतर लेकर, शरीरके द्वारा सकलीकरण क्रियाका 


सम्पादन करके, स्व-सम्बन्धी मन्त्रे कुम्भक 
प्राणायामा प्राणवायुको भीतर अवरुद्ध करे। 
फिर भगवान्‌ शंकरकी आज्ञासे सर्वात्मासे अभिन्न 
आत्मा (जीवयैतन्य) को जगावे। ततका रेचक 
प्राणायामद्वारा ड्वादशान्त-स्थानसे प्रश्वलित 
अस्लिकणके समान जीव चैतन्यको लेकर कलशके 
भीतर स्थापित करे और उसमें आतिवाहिक 
शरीरका न्यास करके उसके गुणक बोधक कॉल 
आदिका एवं ईश्वरसहित पृथ्ची-पर्वनत ततमः 
समुदायका भी उसमें निवेश करे॥४-७॥ 
इसके बाद उक्त कलशमें दस नाडो, दस 
ग्ण, (पाँच ज्ञानेन्द्र, पाँच क्रिय तथा मन, 
बुद्धि और अहंकार-इन) तेरह इन्दरियो तथा 
उनके अधिपतियोंकी भी उस कलशं स्थापना 
करके, प्रणव आदि नाम-मन्त्रोसि उनका पूजन 
करे। अपने-अपने कार्यके कारकरूपसे जो 


३२२ 


= अन्तियुशण» 


मायापाशके नियामक हैं, उनका, प्रेरक विदयशवरांका 
तथा सर्वव्यापी शिवका भी अपने-अपने मन्त्रा 
हाँ न्यास और पूजन करे। समस्त अङ्गोंका भी 
ज्यास करके अवरोधिनी-मुह्ादवारा उन सबका 
निरोध करे। अथवा सुवर्ण आदि थातुओदारा 
निर्मित पुरुषकी आकृति, जो ठीक मानव- 
'शरीरके तुल्य हो, लेकर उसे पूर्ववत्‌ पञ्चगव्य एवं 
कसैले जल आदिसे संस्कृत (शुद्ध) करे। फिर 

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमे 


उसे श्यापर आसीन करके उमापति रुद्रदेवका 
ध्यान करते हुए शिव-मन्त्रसे उस पुरुष-शरीरमें 
व्यापक रूपसे उन्हींका न्यास करे॥ ८-११३॥ 
उनके संनिधानके लिये होम, प्रोक्षण, स्पर्श 
एवं जप करे। संनिधापन तथा रोधक आदि सारा 
कार्य भागत्रय-विभागपूर्वक करे। इस प्रकार प्रकृति- 
पर्यन्त न्यास सारा विधान पूर्ण करके उस पुरुषको 
रो कलशमें स्थापित कर दे॥ १२-१३॥ 


एक माँ एकवाँ अध्याय पूरा हुआ १०१० 


एक सौ दोवाँ अध्याय 
ध्वजारोपण 


भगवान्‌ शंकर कहते हैं--स्कन्द! देव- 
मन्दिरं शिखर, ध्वजदण्ड एवं ध्वजको प्रतिष्ठा 
'जिस प्रकार बतायी गयी है, उसका तुमसे वर्णन 
करता हूँ। शिखरके आधे भागमें शूलका प्रवेश हो 
अथवा सम्पूर्ण शूलके आधे भागका शिखरमें 
प्रवेश करकर प्रतिष्ठा करनी चाहिये। ईंटॉके बने 
हुए मन्दिस्में लकड़ीका शूल होना चाहिये और 
प्रस्तरनिर्मित मन्दिरमें प्रस्तरका। विष्णु आदिके 
मन्दिरमे कलशको चक्रे संयुक्त करना चाहिये। 
चह कलश देवमूर्तिकी मापके अनुरूप ही होना 
चाहिये। कलश यदि त्रिशूलसे युक्त हो तो 
*अग्रचूल' या अगचूड नामसे प्रसिद्ध होता 
है॥ ३-३४ 

यदि उसके मस्तक-भागमें शिवलिङ्ग हो तो| 
उसे 'ईश शूल' कहते हैं। अथवा शिरोभागमें 
बिजीरे नीबूकी आकृतिसे युक्त होनेपर भी उसका 
यही नाम है। शैब-शा्त्रंमें वैसे शूलका वर्णन 
मिलता है। जिसकी ऊँचाई जङ्घावेदीके बराबर 
अथवा जद्बावेदीके आधे मापकी हो, वह 'चित्रष्वज' 
कहा गया है। अथवा उसका मान दण्डके बराबर 


या अपनी इच्छाके अनुसार रखे। जो पीठको 
आवेष्टित कर ले, वह 'महाध्वज' कहा गया है। 
चौदह, जी अथवा छः हाथोंके मापका दण्ड क्रमशः 
उत्तम, मध्यम और अधम माना गया है-यह 
विद्वान्‌ पुरुषोद्वारा जाननेके योग्य है। ध्वजका 
दण्ड बाँसका अथवा साखू आदिका हो तो सम्पूर्ण 
'कामनाओंको देनेवाला होता है॥४-७॥ 

यह ध्वज आरोपण करते समय यदि टूट 
जाय तो राजा अथवा यजमानके लिये अनिष्टकारक 
होता है-ऐसा जानना चाहिये। उस दामं 
बहुरूप-मन्रद्वारा पूर्ववत्‌ शान्ति करे। द्वारपाल 
आदिका पूजन तथा मोका तर्पण करके ध्वज और 
उसके दण्डको अस््र-मनत्रसे नहलावे। गुरु इसी 
न्त्रसे ध्वजका प्रोक्षण करके मिट्टी तथा कसैले 
जल आदिसे मन्दिरको भी सान करावे। चूलक 
(ध्वजके ऊपरी भाग)-में गन्धादिका लेप करके 
उसे वस्त्रे आच्छादित करे। फिर पूर्ववत्‌ उसे 
शब्बापर रखकर उसमें लिङ्गकी भाँति न्यास 
करा चाहिये। परेतु चूलकमें ज्ञानशक्ति और 
क्रियाशक्तिका न्यास न करे। वहाँ विशेषार्थ- 


+ अध्याय १०२० 


२२३ 


बोधिका चतुर्थी भी वाज्छिता-नहों है और 
न उसके लिये कुम्भ या-कुण्डकी-ही कल्पना 
आवश्यक है॥८-१२॥ 

दण्डमें आत्मतत्त्वका, विद्यातत्वका तथा 
सद्घोजात आदि पाँच मुखोंका न्यास करे। फिर 
ध्वजमें शिवतत्वका न्यास करे। वहाँ निष्कल 
शिवका न्यास करके हृदय आदि अङ्गाँकी पूजा 
करे। तदनन्तर मन्त गुर ध्वज और ध्वजाग्रभागमे 
संनिधोकरणके लिये फडना संहिता-मन्त्ोटवार 
अत्येक भागे होम करे। किसी और प्रकारसे भी 
कहीं जो ध्वज-संस्‍्कार किया गया है, वह भी 
इस प्रकार अस्त्-याग करके ही करना चाहिये। 
ये सब बातें मनीषी पुरुषोंगे करके दिखायी 
हैं॥ ११-१५१॥ 

मन्दिरको नहलाकर, पुष्पहार और वस्त्र 
आदिसे विभूषित करके, जङ्गावेदीके ऊपरी भागम 
त्रितत्व आदिका न्यास, होम आदिका विधान एवं 
(शिवका पूर्ववत्‌ पूजन करके, उनके सर्वतत्वमय 
व्यापक स्वरूपका ध्यान करते हुए व्यापक-न्यास 
करे। भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दमें अनन्त एवं 
कालसी भवना करके पौठमें कृष्माण्ड, हाटक, 
पाताल तथा नरकोँकी भावना. करे। तदनन्तर 
भुवनो, लोकपालों तथा शतस्दादिसे घिरे हुए इस 
ज्रहाण्डका ध्यान करके जद्ठावेदीमें स्थापित 
करे॥ १६--१९३॥ 

पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशरूप पञ्चाषक, 
सर्वावरणसंजक, बुद्धयो, योगाष्टक, प्रलय- 
पर्यन्त रहनेवाला त्रिगुण, पटस्थ पुरुष और वाम 
सिंह-इन सबका भी जङ्घावेदीमें चिन्तन करे; 
किंतु मञ्जरी बेदिकामें विद्यादि चार तत्वॉको 
भावना करे। कम्मे माया और रुद्रका, अमलसारमें 


विद्याऑका: तथा कलशमें ईश्वर-बिन्द॒ और 
विद्येश्रका चिन्तन करे। चढ्रार्धस्वरूप शूलमें 
जटाजूटकी भावना करे। उसी शूलमें त्रिविध 
शक्ियोंकी तथा दण्डें नाभिको भावना करके 
ध्यजमें कुण्डलिनी शक्तिका चिन्तन करे। इस 
प्रकार मन्दिरके अवयर्वोमे विभिन्न तत्वोंकी 
भावना करनी चाहिये॥२०-२४१॥ 

जगतीसे धाम (प्रासाद या मन्दिर)-का तथा 
पिण्डिकासे लिङ्गका संघान करके शेष सारा 
विधान यहाँ भी पूर्ववत्‌ करना, चाहिये। इसके 
बाद गुरु वाद्योके मङ्गलमय घोष तथा वेदध्वनिके 
साथ मूर्तिधरोंसहित शिवरूप मूलवाले ध्वज- 
दण्डको उठाकर जहाँ मन्त्ोच्चारणपूर्वक शक्तिमय 
कमलका न्यास हुआ है तथा रलादि-पञ्चकका 
भौ न्यास हो गया है, वहाँ आधार-भूमिमें उसे 
स्थापित कर दे॥ २५-२६॥ 

जब प्रासाद-शिखरपर ध्वज लग जाय, तब 
यजमान अपने मित्रों और बन्चुओं आदिके साथ 
भन्दिरकी परिक्रमा करके अभीष्ट फलका भागी 
होता है। गुरुको चाहिये कि वह अस्त्र आदिके 
साथ पाशुपतका चिरकालतक चिन्तन करते हुए 
उन सबके स्रुत अधिपतियोको मन्दिरकी 
रक्षके लिये निवेदन करे। न्यूनता आदि दोषकी 
शान्तिके लिये होम, दान और दिम्बलि करके 
यजमान गुरुको दक्षिणा दे। ऐसा करके वह दिव्य 
धाममें जाता है॥ २७-२९॥ 

प्रतिमा; लिङ्ग और वेदीके जितने परमाणु 
होते हैं, उतने सहर युगोतिक मन्दिरका निर्माण 
एवं प्रतिष्ठा करनेवाला यजमान दिव्यलोकमें 
उत्तम भोग भोगता -है। यही उसका प्रासव्य 
फूल है॥३०॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महारो “श्वजारोपणादिकी विधिका बर्णन नामक 
एक सौ दो अध्याय पूरा हुआ# १०२॥ 
ति 


एक सौ तीनवाँ अध्याय 


शिवलिङ्ग आदिके जीर्णोद्धारकी विधि 


भगवान्‌ शंकर कहते हँ--स्कन्द! जीर्ण 
आदि लिङ्गोके विधिवत्‌ उद्धारका प्रकार बता 
रहा हूँ। जिसका चिह मिट गया हो, जो दूट-फूट 
गया हो, मैल आदिसे स्थूल हो गया हो, वज़से 
आहत हुआ हो, सम्पुटित (बंद) हो, फट गया 
हो, जिसका अङ्ग-भङ्ग हो गया हो तथा जो इसी 
तरहके अन्य विकारोंसे ग्रस्त हो-ऐसे दूषित 
लिङ्गको पिण्डौ तथा वृषभका तत्काल त्याग कर 
देना चाहिये॥ १-२॥ 

जो शिवलिङ्ग किसीके द्वारा चालित हो या 
स्वयं चलित हो, अत्यन्त नौचा हो गया हो, 
विषम स्थानमें स्थित हो; जहाँ दिङ्मोह होता हो, 
जो किसीके द्वारा गिरा दिया गया हो अथवा जो 
मध्यस्थ होकर भौ गिर गया हो-ऐसे लिङ्गकी 
पुनः ठीकसे स्थापना कर देनी चाहिये। परंतु यदि 
बह ब्रणरहित हो, तभी ऐसा किया जा सकता है। 
यदि बह नदीके जलप्रवाहद्वारा वहाँसे अन्यत्र हटा 
दिया जाता हो तो उस स्थानसे अन्यत्र भी 
शास्त्रीय विधिके अनुसार उसकी स्थापना कौ जा 
सकती है। जो शिवलिङ्ग अच्छी तरह स्थित हो, 
सुदृढ़ हो, उसे विचलित करना या चलाना 
नहीँ चाहिये॥३-५॥ 

जो अस्थिर या अदृढ हो, उस शिर्वालङ्गको 
यदि चालित करे तो उसकी शान्तिके लिये एक | 
सहर आहुतियाँ दे तथा सौ आहुतियाँ देकर पुनः 
उसकी स्थापना करे। जीर्णता आदि दोषोंसे युक्त 
(शिवलिङ्ग भी यदि नित्यपूजा-अर्चा आदिसे युक्त 
हो तो उसे सुस्थित हो रहने दे; चालित न करे। 
जीणोंद्धारके लिये दक्षिणदिशामें एक मण्डप 
बनावे। ईशानकोणमें पश्चिम द्वारका एक फाटक | 
लगा दे। द्वारपूजा आदि करके, वेदीपर शिवजीको 
पूजा करे। इसके बाद मन्त्रोंका पूजन और तर्पण 


करके वास्तुदेवताकी पूर्ववत्‌ पूजा करे। तदनन्तर 
बाहर जा, दिशाओमे बलि दे, स्वयं आचमन 
केके पश्चात्‌ गुरु ब्राहाणोंको भोजन करावे। 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शंकरको इस प्रकार विजि 
दे-॥६-८॥ 

“शम्भो! यह लिङ्ग दोषयुक्त हो गया है। 
इसके उद्धार करनेसे शान्ति होगी--ऐसा आपका 
(वचन है। अतः विधिपूर्वक इसका अनुष्ठान होने 
जा रहा है। शिव! इसके लिये आप मेरे भीतर 
स्थित होइये और अधिष्ठाता बनकर इस कार्यका 
सम्पादन कौजिये।' देवेश्वर शिवको इस प्रकार 
विज्ञत्ति देकर मधु और घृतमिश्रित खीर एवं 
दूवा्राण मूल-मन्त्रसे एक सौ आठ आहुतियाँ 
देकर शान्ति-होमका कार्य सम्पन्न करे। तदनन्तर 
लिङ्गको स्तान कराकर वेदीपर इसकी पूजा करे। 
'घूजनकालमें *ॐ व्यापकेश्वराय शिवाय नम: ।' 
सस मन्त्रका उच्चारण करे। अङ्गपूजा और अङ्गन्यासकै 
अन्तर इस प्रकार हैं-'3» व्यापके श्वराय हृदयाय 
जमः। ॐ व्यापकेक्षराय शिरसे स्वाहा। ॐ 
व्यापकेक्षराय शिखायै बषद्‌। ॐ व्यापकेश्वराय 
कवचाय हुम्‌। ॐ व्यापकाय नेत्रत्याय वौषट्‌ । 
ॐ व्यापकेश्वराय अस्त्राय फट्‌।'॥ ९--१३॥ 

तत्पक्षात्‌ उस शिवलिङ्गके आश्रित रहनेवाले 
भूतको अस्त-मन्त्रके उच्चारणपूर्वक सुनावे -'यदि 
कोई भूत-प्राणी यहाँ इस लिङ्गका आश्रय लेकर 
रहता है, वह भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे इस 
लिङ्गको त्यागकर, जहाँ इच्छा हो, वहाँ चला 
जाय। अब यहाँ विद्या तथा विद्येश्वोके साथ 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शम्भु निवास करेंगे।' इसके बाद 
'पाशुपतमन्तसे प्रत्येक भागके लिये सहर आहुतियाँ 
देकर शान्तिजलसे प्रोक्षण करे। फिर कुशो 
स्पर्श करके उक्त मन्त्रको जपे॥ १४-१६॥ 


«अध्याय १०४० 


२२५ 


बै 


तदनतर, विलोम-कमसे अर्घ्य देकर लिङ्ग 
और पिण्डिकामें स्थित तत्वों, तत्त्वाधिपतियों 
और अह मूर्तीशरोंका गुरु स्वर्णपाशसे विसर्जन 
करके वृषभके कंधेपर स्थित जुरा उसे बाँधकर 
ले जाय तथा जनसमुदायके साथ शिव-नामका 
कीर्तन करते हुए, उस वृषभ (नन्दिकेखर)-को 
जलमें डाल दे। फिर मन्त्रज्न आचार्य पुष्टिके लिये 
सौ आहुतियाँ दे। दिक्यालोंकी तृप्ति तथा वास्तु- 
शुद्धिके लिये भी सौ-सौ आहुतियोंका होम करे। 
तत्पश्चात्‌ महापाशुपत-मन्त्रसे उस मन्दिरे रक्षाकी 
व्यवस्था करके, गुरु वहाँ विधिपूर्वक दूसरे लिङ्गकी 
स्थापना करे। असुरं, मुनियों, देवताओं तथा 


उस परकार आदि आोष महापुराणमे 


'तत्ववेत्ताओडारा स्थापित लिङ्ग जीर्ण या भन हो 
गया हो तो भी विधिक द्वारा भी उसे चालित न 
करे॥ २७-२१॥ 

जीर्ण-मन्दिस्के उद्धारमे भी यही विधि कामम 
लानी चाहिये। मन्त्रगणोंका खङ्गमें न्यास करके 
दूसर मन्दिर तैयार करावे। यदि पहलेकी अपेक्षा 
मन्दिरको संकुचित या छोटा कर दिया जाय तो 
कर्ताकी मृत्य होती है और विस्तार किया जाय 
तो धनका नाश होता है। अत: प्राचीन मन्दिरके 
दरव्यको लेकर या और कोई श्रेष्ठ द्रव्य लेकर 
पहलेके मन्दिरके बराबर ही उस स्थानपर नूतन 
मन्दिरका निर्माण करना चाहिये॥ २२-२३॥ 
“जीर्णोँडारकी वर्णन" नामक 


एक सा ठौनकाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १०३५ 
mn 

एक सौ चारवाँ अध्याय 
प्रासादके लक्षण 


भगवान्‌ शंकर कहते हैं--ध्वजामें मयूरका 
'चिह धारण करनेवाले स्कन्द! अब मैं प्रासाद- 
सामान्यका लक्षण कहता हूँ। चकोर क्षेत्रके चार 
भाग करके एक भागमें भितियो (दीवारों)-का 
विस्तार हो। बीचके भाग गर्भके रूपमे रहें और 
[एक भागमें पिण्डिका हो। पाँच भागवाले क्षेत्रके 
भीतरी भागमें तो पिण्डिका हो, एक भागका 
विस्तार छिद्र (शून्य या खाली जगह)-के रूपमे 
हो तथा एक भागका विस्तार दीवारोंके उपयोगे 
जलाया जाय। मध्यम गर्भमें दो भाग और ज्येष्ठ 
गर्भम भी दो ही भाग रहें। किंतु कनिष्ठ गर्भ तीन 
भागोंसे सम्पन्न होता है; शेष आठवाँ भाग 
दीवारोंके उपयोगमें लाया जाय, ऐसा विधान 
कहीं-कहीं उपलब्ध होता है॥ १-३६॥ 

छः भागोंद्रा विभक्त क्षेत्रमें एक भागका 
बिस्तार दीवारके उपयोगमें आता है, एक भागका 
विस्तार गर्भ है और दो भागोंमें पिण्डिका 


स्थापित को जाती है। कहाँ-कहाँ दीवारोंकी 
ऊँचाई उसकी चौडाईकी अपेक्षा दुगुनी, सवा दो 
गुनी, ढाई गुनी आथवा तीन गुनी भी होनेका 
विधान मिलता है। कहाँ-कहाँ प्रासाद (मन्दिर)- 
के चारों ओर दीवारके आधे या पौने विस्तारकी 
जगत होती है और चौचाई विसारी नेमि। बीचमें 
एक तृतीयांशकी परिधि होती है। वहाँ रथ 
बनवावे और उनमें चामुण्ड- भैरव तथा नाट्येशकी 
स्थापना करे। प्रासादके आधे वस्ताम चारो ओर 
बाहरी भागमें देवताओके लिये आठ या चार 
परिक्रमाएँ बनवावे। प्रासाद आदियें इनका 
निर्माण बैकल्पिक है। चाहे बनवावे, चाहे न 
नवावे ॥४-८६॥ 

आदित्योँकी स्थापना पूर्व दिशामें और स्कन्द 
एवं अग्निकी प्रतिष्ठा वायव्यदिशामें करनी चाहिये। 
इसी प्रकार यम आदि देवताओंको भी स्थिति 
उनकी अपनी-अपनी दिशामें मानी गयी है। 


२२६ 


'शिखरके चार भाग करके नीचेके दो भागोंको 
*शुकनासिका' (गुंबज) संज्ञा है। तीसरे भागे 
बेदीकी प्रतिष्ठा है। इससे आगेका जो भाग है, 
वही “अमलसार' नामसे प्रसिद्ध “कण्ठ' है। 
बैराज, पुष्पक, कैलास, मणिक और त्रिविष्टप 
ये पाँच ही प्रासाद मेरुकै शिखरपर विराजमान हैं। 
(अतः प्रसादके ये ही पाँच मुख्य भेद माने 
गये हैं।) ॥ ९-१३६॥ 

इनमें पहला 'वैराज' नामवाला प्रासाद चतुरल 
(चौकोर) होता है। दूसरा (पुष्पक) चतुरखायत 
है। तीसरा (कैलास) वृत्ताकार है। चौथा (मणिक) 
वृत्तायत है तथा पाँचयाँ (त्रिविष्टप) अष्टकोणाकार 
है। इनमेंसे प्रत्येकके नौ-नौ भेद होनेके कारण 
कुल मिलाकर पैंतालीस भेद हैं। पहला प्रासाद 
मेर, दूसरा मन्दर, तीसरा विमान, चौथा भ, 
पाँचवाँ सर्वतोभद्र, छठा रुचक, सातवाँ नन्दक 
(अधवा नन्दन), आठवाँ वर्धमान नन्दि अर्थात्‌ 
जन्दिवद्ध और नयाँ श्रीवत्स--यै नौ प्रासाद. 
“बैराज कै कलमें प्रकट हुए हँ॥ १२-१५॥ 

वलभी, गृहराज, शालागृह, मन्दिर, विशाल- 
चमस, ब्रह्म-मन्दिर, भुवन, प्रभव और 
शिविकाबेश्य--ये नौ प्रासाद “पुष्पक'से प्रकट 
हुए हैं। वलय, दुंदुभि, पदा, महापद, वर्धनी, 
उष्णीष, शङ्ख, कलश तथा खवृक्ष--ये नौ वृत्ताकार 
प्रासाद “कैलास' कुलमें उत्पत्र हुए हैं। गज, 
वृषभ, हंस, गरुत्मान, ऋक्षनायक, भूषण, भूधर, 
श्रीजय तथा पृथ्वीधर-ये नौ वृत्तायत प्रासाद 
“मणिक' नामक मुख्य प्रासादसे प्रकट हुए हैं। 
बज़, चक्र, स्वस्तिक, वञ्जस्वस्तिक (अथवा 
चज़हस्तक), चित्र, स्वस्तिक-खड़, गदा, श्रीकष्ठ 
और विजय-ये नौ प्रासाद “त्रिविष्टप'से प्रकट 
हुए हैं॥ १६--२१॥ 

ये नगरोंकी भी संज्ञाएँ हैं। ये ही लाट 
आदिकी भी संजाएँ हैं। शिखरकी जो ग्रीवा (या 
कण्ठ) है, उसके आधे भागके बराबर ऊँचा चूल. 


(चोटी) हो। उसकी मोटाई कण्ठके तृतोयाँशके 
बराबर हो। वेदीके दस भाग करके पाँच भगोर 
स्कन्धका विस्तार करना चाहिये, तीन भागोद्ारा 
कण्ठ और चार भागोंद्रार उसका अण्ड (या 
प्रचण्ड) बनाना चाहिये॥२२-२३॥ 

प्वादि दिशाओंमें ही द्वार रखने चाहिये, 
'कोणोंमें कदापि नहों। पिण्डिका-विस्तार कोणतक 
जाना चाहिये, मध्यम भागतक उसकी संमाति 
हो-ऐसा विधान है। कहाँ-कहाँ दारको ऊँचाई 
गर्भे चौथे या पाचवे भागसे दूनी रखनी चाहिये। 
अथवा इस विषयको अन्य प्रकारसे भी बताया 
जाता है। एक सौ साठ अङ्गुलकी ऊँचाईसे लेकर 
दस अहूल घटा हुए नो चा दार बत हँ 
चे उत्तम माने गये हैं (जैसे १६०, १५०, १४० 
और १३० अङ्गलतक ऊँचे द्वार उत्तम कोटिमें 
'गिने जाते हैं)। एक सौ बीस, एक सौ दस और 
सौ अङ्गुल ऊँचे द्वार मध्यम श्रेणोके अन्तर्गत हँ 
तथा इससे कम ९०, ८० और ७० अङ्गुल 
ऊँचे द्वार कनिष्ठ कोटिके बताये गये हैं। द्वाएकी 
जितनी ऊँचाई हो, उससे आधी उसकी चौड़ाई 
होनी चाहिये। ऊँचाई उक्त मापसे तीन, चार, 
आठ या दस अङ्गुल भी हो तो शुभ है। ऊँचाईसे 
एक चौथाई विस्तार होना चाहिये, दरवाजेकी 
शाखाओं (बाजुओं)-का अथवा उन सबकी ही 
चौडाई ट्वारकी चौड़ाईसे आथी होनी चाहिये- 
ऐसा बताया गया है। तीन, पाँच, सात तथा 
जौ शाखाओद्वारा निर्मित हार अभीष्ट फलको 
देनेवाला है ॥ २४-२९॥ 

नौचेकी जो शाखा है उसके एक चौथाई 
भें दो द्वारपालॉकी स्थापना करे। शेष शाखाओंको 
स्तरौ-पुरुषोकि जोडेकी आकृतियोंसे विभूषित करे। 
दारके ठीक सामने खंभा पड़े तो 'स्तम्भवेध' 
जामक दोष होता है। इससे गृहस्वामीको दासता 
प्र होती है। वृक्षसे वेध हो तो ऐश्वर्यका नाश 
होता है, कृपसे वेध हो तो भयकी प्रालि होती 


«अध्याय १०५० 


२२७ 


PT 


है और क्षेत्रसे वेध होनेपर धनकी हानि होती 
है॥३०-३१॥ 

प्रासाद, गृह एवं शाला आदिके मागासे 
द्वाराके विद्ध होनेपर बन्धन प्राप्त होता है, सभासे 
वेध प्राप्त होनेपर दरिद्रता होती है तथा वर्णसे वेष 
हो तो निराकरण (तिरस्कार) प्राप्त होता है। 
'उलूखलसे वेध हो तो दारिद्रथ, शिलासे वेध हो 


तो जुता और छायासे वेध हो तो निर्धनता प्राप्त 
होती. है। इन सबका छेदन अथवा उत्पाटन हो 
जानेसे वेध-दोष नहीं लगता है। इनके बीचमें 
चहारदीवारी उठा दी जाय तो भी वेध-दोष 
दूर हो जाता है। अथवा सीमासे दुगुनी भूमि 
छोड़कर ये वस्तुएँ हों तो भी वेध-दोष नहीं होता 
है॥३२-३४॥ 


इस पकार आदि आग्नेय महारो “समान्क-आसादलक्षण- वर्णण कामक 
एक सौ चारवो अध्याय पूय हुआ# १०४॥ 
की 


'एक सौ पाँचवाँ अध्याय 


नगर, गृह आदिकी 
भगवान्‌ शंकर कहते हैं--स्कत्द! नगर, 
म तथा दुर्ग आदिमे गृहों और प्रासादोंको वृद्धि 
हो, इसकी सिद्धिकेलिये इक्यासी पदोका 
बास्तुमण्डल बनाकर उसमें वास्तु-देवताकी पूजा 
अवश्य करनी चाहिये। (दस रेखा पिसे 
पूर्वकी ओर और दस दक्षिणसे उत्तकी ओर 
खाँचनेपर इक्यासी पद तैयार होते हैं) पूर्वाभमुखी 
दस रेखाएँ दस नाडियॉकी प्रतोकभूता हैं। उन 
जाडियोके नाम इस प्रकार बताये गये हैँ--शान्ता, 
यशोवती, कालता, विशाला, प्राणवाहिनी, सती, 
बसुमती, नन्दा, सुभगा और मनोरमा। उत्तराभिमुख 
प्रवाहित होनेवाली दस नाडियौँ और है, जो उत 
नौ पोको इक्यासी पदोमें विभाजित करती हैं; 
उनके नाम ये हैं--हरिणी, सुप्रभा, लक्ष्मी, विभूति, 
बिमला, प्रिया, जया, (विजया,) ज्वाला और विशेका। 
सूत्रपात करनेसे ये रेखामयी नाडियाँ अभिव्यक्त 
होकर चिन्तनका विषय बनती हैं। १-४॥ 
इश आदि आठ-आठ देवता 'अष्टक' हैं, 
जिनका चारों दिशाओमें पूजन करा चाहिये। 
(पादि चार दिशाओकि पृथक्‌-पृथक्‌ अष्टक हैं।) 


'वास्तु-प्रतिष्ठा-विधि 

अर्क (आदित्य या सूर्य), सत्य, भृश और व्योम 
(आकाश)--इन आठ देवताओका बासतुण्डलमे 
पूर्व दिशाके पदम पूजन करना चाहिये। हव्यवाह, 
(अग्नि), पूषा, वितथ, सौम (सोमपुत्र गृहक्षत), 
कृतान्त (यम), गन्धर्व, भङ्ग (भृङ्गराज) और 
मृग--इन आठ देवताओंकी दक्षिण दिशाके पदो 
अर्चना करनी चाहिये। पितर, द्वारपाल (या 
दौवारिक), सुग्रीव, पुष्पदन्त, वरुण, दैत्य (असुर), 
शेष (या शोष) और यक्ष्मा (पापयक्ष्मा)-इन 
आठॉंका सदा पश्चिम दिशाके पदोमें पूजन 
करनेकी विधि है। रोग, अहि (नाग), मुख्य, 
भल्लार, सोम, शैल (ऋषि), अदिति और दिति- 
इन आठॉकी उत्तर दिशाके पदोमें पूजा 
होनी चाहिये। वास्तुमण्डलके मध्यवर्ती नौ पदोंमें 
ब्रह्माजी पूजित होते हैं और शेष अड्तालीस 
पदोमेंसे आधेमे' अर्थात्‌ चौबीस पदोंमें वे देवता 
पूजनीय हैं, जो अकेले छः पदोंपर अधिकार 
रखते हैं। [ ब्रह्माजीके चारों ओर एक-एक करके 
चार देवता घट्पदगामी हैं--जैसे पूर्वमें मरीचि 
(या अर्यमा), दक्षिणमें विवस्वान्‌, पश्चिममें मित्र 


ईश, घन (पर्जन्य), जय (जयन्त), शक्र (इन्द्र), 


देवता तथा उत्तरमें पृथ्वीधर।] ॥५--८॥ 


२२८ 


ति म त त तत 

ब्रह्माजी तथा ईशके मध्यवर्ती कोष्ठकॉमें जो | इनको पूजा करे । वरुण तथा ब्रहाके मध्यवर्ती छः 
दो पद हैं, उनमें 'आप'की तथा नीचेवाले दो | पदोमें मित्र-देवताका .यजन करे। रोग तथा 
पदोंमें 'आपवत्स' की पूजा करे। इसके बाद छः | ब्रह्मके बीचवाले दो पदोंमें रुद्र-स्द्रदासकी 
पदोंमें मरीचिकी अर्चना करे। मरीचि और अग्निके | पूजा करे और नीचेके दो पदोंमें यकष्मकौ। फिर 
बीचमें जो कोणवर्ती दो पद हैं, उनमें सविताकी | उत्तके छः पदोंमें धराधर (पृथ्वीधर)-का 
स्थिति है और उनसे निम्नभागके दो पदोँमें | यजन करे। फिर मण्डलके बाहर ईशानादि 
सावित्र तेज या सावित्रीकी। उसके नौचे छः | कोणोके क्रमसे चरकी, स्कन्द, बिदारीविकट, 
पर्दोमें विवस्वान्‌ विद्यमान हैं। पितरों और | पूतन, जम्भ, पापा (पापराक्षसी) तथा पिलिपिच्छ 
ब्रह्माजीके बीचके दो पदोंमें विष्णु-इन्दु स्थित हैं| (या पिलिपित्स)-इन बालग्रहाँकी पूजा 
और नीचेके दो पदोंमें इन््र-जय विद्यमान हैं, | करे॥९--१३॥ 


० अध्याय १०५० २२९ 
यह इक्यासी पदवाले वास्तुचक्रका वर्णन | द्वारवीथीमें नहीँ होता है।' श्रीजय' नामक प्रासादमें 
हुआ। एक शतपद-मण्डप भी होता है। उसमें भी | जो ट्वारवीथी होती है, उसमें वीधीका पृष्ठभाग 
पूर्ववत्‌ देवताओंकी पूजाका विधान है। शतपदचक्रके | नहीं होता है। बीचीके पार्श्रागोंको द्वारवीथीमें 
मध्यवर्ती सोलह पदमे ब्रह्माजीकी पूजा करनी | कम कर दिया जाय, तो उससे उपलक्षित 
चाहिये। ब्रहाजीके पूर्व आदि चार दिशाओं | प्रासादको भी 'भद्द' संज्ञा ही होती है। गर्भके 
स्थित मरीचि, विवस्वान्‌, मित्र तथा पृथ्वीधरकी | विस्तारकी ही भौति वोथीका भी विस्तार होता 
दस-दस पदोमि पूजाका विधान है। अन्य जो | है। कहीं-कहीं उसके आधे या चौथाई भागके 
ईशान आदि कोणोमें स्थित देवता हैं, जैसे बराबर भी होता है। वीथीके आधे मानसे 
दैत्योंकी माता दिति और ईश; अग्नि तथा मृग | उपवीधी आदिका निर्माण करना चाहिये। वह 
(पूषा) और पितर तथा पापयक्ष्मा और अनिल | एक, दो या तीन पुरोंसे यु होता है । अब अन्य 
(शोग)--वे सब-के-सब डेढ़-डेढ़ पदमे अवस्थित | साधारण गृहोकि विषयमे बताया जाता है; गृहका 
है॥ १४-१६॥ वैसा स्वरूप हो तो वह सबकी समस्त कामनाओंको 
स्कन्द! अब मैं यज्ञ आदिके लिये जो मण्डप पूरण करनेवाला होता है। वह क्रमशः एक, दो, 
होता है, उसका संक्षेपसे तथा क्रमशः वर्णन | तीन, चार और आठ शालाओसे युक्त होता है। 
'करूँगा। तीस हाथ लंबा और अष्टाईस हाथ चौड़ा | एक शालावाले गृहकी शाला दक्षिणभागमें बनती 
मण्डप शिवका आश्रय है। लंबाई और चौड़ाई-- | है और उसका दरवाजा उत्तरकौ ओर होता है। 
दोनॉमें ग्यारह-ग्यारह हाथ घटा देनेपर उप्लीस | यदि दो शालाएँ जनानी हों तो पश्चिम और पूवम 
हाथ लंबा और सत्रह हाथ चौडा मण्डप शिव- | बनवाये और उनका द्वार आमने-सामने पूर्व- 
संज्ञक होता है। बाईस हाथ लम्बा और उन्तौस | पश्चिमकौ ओर रखे। चार शालाओंबाला गृह चार 
हाथ चौड़ा अथवा अठारह हाथ लम्बा तथा पनरह | दरों और अलिन्दोसे युक्त होनेके कारण सर्वतोमुख 
हाथ चौड़ा मण्डप हो तो वह साविज्-संज्ञावाला | होता है। वह गृहस्वामीके लिये कल्याणकारी है। 
कहा गया है। अन्य गृहोंका विस्तार आंशिक | पश्चिम दिशाको ओर दो शालाएँ हों तो उस 
होता है। दीवारकी जो मोटी उपजद्ला (कुर्सी) | द्विशाल-गृहको 'यमसूर्यक' कहा गया है। पूर्व 
होती है, उसकी ऊँचाईसे दीवारकी ऊँचाई तिगुनी | तथा उत्तरकी ओर शालाएँ हों तो उस गृहकी 
होनी चाहिये। दौवारके लिये जो सूतसे मान |“दण्ड' संज्ञा है तथा पूर्व-दक्षिणकी ओर दो 
निश्चित किया गया हो, उसके बराबर हो उसके | शालाएँ हों तो बह गृह 'वात' संक होता है। 
सामने भूमि (सहन) होनी चाहिये। वह वौथीके | जिस तीन शालावाले गृहमे पूर्व दिशाको ओर 
भेदसे अनेक भेदवाली होती है॥१७--२०४ | शाला न हो, उसे 'सुक्षेत्र' कहा गया है, वह 
“भर नामक प्रासादमें वौधियोंके समान हौ | बुद्धिदायक होता है*॥ २१-२६॥ 
'दारबीथी' होती है; केबल चौथीका अग्रभाग | यदि दक्षिण दिशामें कोई शाला न हो (और 
* मत्स्यपुराणे एकशाल, दविस, विशाल और चतुः शास-गृहक परिचय इस प्रकार दिया है-जिसमें एक दिशामें एक हौ शासा 
(कमरा) हो और अन्य दिशाओं कोई कमरा न होकर जरनदा मात्र हो, वह 'एकशाल-गृह” है। इसी तरह दो दिशाओमें दो कमो और 
तोन दिशाओं लीन कमरे तथा चारों दिशाओंपें चार कमरे होनेपर उन घरोको ऋपा: “द्विशाल', “जिशाल' और “चतुःशाल' कहते हैं। 
_चतुःशाल-गृहमेँ चारों ओर कमरे एवं चारों ओर दरवाजे होते हैं और वे द्वार आबने-स्वायते बने होते हैं। आह: चह सर्वतोमुखपृह है और 
उसका मसे है यह देशच तथा ल दलम शुच होल है। से छर न हो ( और अन्य लोन दामो हो) खो उस 
गृहका विशेष जाम हैले सिन दही डर त हो खे उस भवनका क हर्मन रत शा 


२० - षुण» 
_ न कक कक कक कक कक त रर 5 न कक न कक तत नक 
अन्य दिशाओमे हो) तो उस घरकी “विशाल' | से भाग दे। उस भागका जो शेष हो, तदनुसार 
संज्ञा है । बह कुलक्षयकारी तथा अत्यन्त भयदायक | वह ध्वज आदि आय स्थित होता है। उसासे 
होता है। जिसमें पश्चिम दिशामें हो शाला न बनी | ध्वजादि-काकान्त आयका ज्ञान होता है। दो, 
हो, उस विशाल गृहको 'पक्षप्त' कहते हैं। वह | तीन, चार, छः, सात और आठ शेष बचे तो 
पुत्र-हानिकारक तथा बहुत-से शतका उत्पादक | उसके अनुसार शुभाशुभ फल हो। यदि मध्य 
होता है। अब मैं पूर्वादि दिशाओके क्रमस | (पाँचवें) और अन्तिम (काक)-में गृहकी स्थिति 
'ध्वज'" आदि आठ गृहका वर्णन करता हूँ।| हुई तो वह गृह सर्वनाशकारी होता है। इसलिये 
(ध्वज, धूम, सिंह, शान, वृषभ, खर (गधा), | आठ भागोंको छोड़कर नवम भागमें बना हुआ 
हाथी और काक--ये ही आठोके नाम हैं।) पूर्व- | गृह शुभकारक होता है। उस नवम भागमें ही 
दिशामें स्नान और अनुप्रह (लोगोंसे कृपापूर्वक | मण्डप उत्तम माना गया है। उसकी लंबाई- 
मिलने) -के लिये घर बनावे। अग्निकोणमें उसका | चौड़ाई बराबर रहे अथवा चौड़ाईसे लंबाई दुगुनौ 
रसोईधर होना चाहिये। दक्षिण दसाम रस-क्रिया | रहे॥ २७--३३॥ 
तथा शय्या (शयन)-के लिये घर बनाना चाहिये।| पूर्वसे पश्चिमकी ओर तथा उत्तरसे दक्षिणकी 
ैकल्यकोणमें शस्त्रागार रहे। पश्चिम दिशामें धन- | ओर बाजार ही गृहपङ्क देखी जाती है। एक- 
रल आदिके लिये कोषागार रखे । वायव्यकोणमें | एक भवनके लिये प्रत्येक दिशामें आठ-आठ द्वार 
सम्यक्‌ अञ स्थापित करे। उत्तर दिशामे धन | हो सकते हैं। इन आठों द्रे क्रमशः फल भी 
और पशुओंको रखे तथा ईशानकोणमें दीक्षाके | पृथक्‌-पृथक्‌ कहे जाते हैं। भय, नागैकी चपलता, 
लिये उत्तम भवन बनवावे। गृहस्वामौके हायसे | जय, वृद्ध, प्रताप, धर्म, कलह तथा निर्धनता-ये 
जाप हुए गृहका जो पिण्ड है, उसकी लंबाई- | पूर्ववत आठ टवके अवश्यम्भावी फल हैं। दाह, 
चौद़ाईके हस्तमानको तिगुना करके उसमें आठ- | दुःख, सहार, धननाश, मृत्यु, धन, शिल्पज्ञन 
जत शाप लकः लेक र उतर रो ए रेल फक जन क एक हे काल (कम) ह न हके का 
“लृ ै। के भ क ट है। मका क ग वि को काला त हौ, ह क कहलता है। 
बह भतुष्योंके लिये क्षेपकारक; गृद्धिकारक तथा बहुपु्-फलदाणक होता है। ददि पूर्व-दिशामे शाला भ हो ठो उस त्रिशाल-पृहको 
“सुकेको हु । कह धर, यश और जलको ला क लोक बका काल फरोग होता है परिनि कान 
हो तो उसको 'विशाल' कह गच है। बह मुके लिये कुलर होता है शा शव सब प्रकार रोगीका भव जता शा है। यदि 
_पशिम-दिशामेँ कोई शाला न हो तो उस त्रिशाल-गृहको "पशष" कहते हँ । यह मित्र, भाई-बन्धु तथा पुत्रोंका मारक होता है और उसमें 
सच रा भ प्रा होत तें 

अब दिलाता फल कलो हैनन हिमो हो टो काला हें (और अनये दिके न हो) लो यह हिल: 
गृ न-पा तथा पु फा च केवल पदम और उहर दिशा ही 
दो शालाएँ हों तो उस गृहको "यम्य" कहते हैं। यह राजा और अग्तिका भव देनेवाला है तथा मनुष्योंके कुलका संहार करनेवाला होता 
ति उतर ओर पूरे ही काला हो के उस गृहका खन स” जस; यहा अकाल मका भ होता है तथा 
नोस ओतो भो भको होली ऐ पत आ एष दिक ले कह हे जो पका नित 
या 'आात' संता है। वह शस््रभय तथा पराभव देनैवाला झोला है। पूर्व-पश्धिममें दो शालाएँ होंठो उसको “चुल्लो' संडा है। वह मृत्युकी 
सूचक है। वह गृह स्त्रियोंके लिये वैधव्यकारक तथा अनेक भवदायक है। उठर-दक्षिण्मे हौ दो शालाएँ हों तो यह भी मनुष्यके लिये 
पदक है (स अप्य २५४ के सोच स. १ से १३ डक) 

“अ क ६४ सूर) -क असार पद दोनने माधव आदिका रेखा इस 
प्रकार भिलला है-- 


ज्यो पपष सिंह आनो वृषकती गज: ण्डे सदु प्रायि रदः ॥ 


«अध्याय १०६० 


२३१ 


तथा पुत्रकी प्राति--थे दक्षिण दिशाके आठ दारके 
'फल हैं। आयु, संन्यास, सस्य, धन, शान्ति, 
अर्थनाश, शोषण, भोग एवं संतानकी प्रासे 


पश्चिम वारके फल हुँ । रोग, मद, आति, मुख्यता, 
अर्थ, आयुः कृशता और मान्ये क्रमशः उत्तर 
दिशाके दारके फल हैं॥ ३४--३८॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुणामें “तगरगृह आदिकी वाततु-प्रतिहा-विधिका कर्षत”/ नामक 


रक सा. पाँचका अध्याक 


इ इ १०५॥ 


ee 


एक सौ छठा अध्याय 
नगर आदिके वास्तुका वर्णन 


भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं कार्तिकेय! अब 
सै राज्यादिकी अभिवृद्धिक लिये नगर-वास्तुका 
वर्णन करता हूँ। नगर-निर्माणके लिये एक योजन 
या आधी योजन भूमि ग्रहण करें। बास्तु-नगरका 
पूजन करके उसको प्राकारे संयुक्त करे। ईशादि 
तीस परदोमे सूर्यके सम्मुख पूर्वदवार, गन्धर्वके 
समीप दक्षिणद्वार, वरुणके निकट पश्चिमढ्वार और 
सोमके समीप उत्र बनाता चाहिये। नगरमे 
चौडे-चौडे बाजार बनाने चाहिये। नगर छ: 
हाथ चौड़ा बनाना चाहिये, जिससे हाथी आदि 
सुखपूर्वक आ-जा सकें। नगर छिल्रकर्ण, भान 
तथा अर्धचन्द्राकार नहीं होना चाहिये। वद्न- 
सूचीमुख नगर भी हितकर नहीं है। एक, दो या 
तीन दवारे सुक्त धनुषाकार वज्रनागाभ नगरका 
निर्माण शान्तिप्रद है॥ १--५॥ 

जगरके आम्लेयकोणमें स्वर्णकाराँको बसावे, 
दक्षिण दिशामें नृत्योपजीबिनी वाराङ्गनाओँके भवन 
हों। नैकत्यकोणमें नट, कुम्भकार तथा केवट 
आदिके आवास-स्थान होने चाहिये। पश्चिमम 
रथकार, आयुधकार और खड़्ग-निर्माठाओंका 
निवास हो। नगर के बायब्यकोणमें मद्य-विक्रेता, 
कर्मकार तथा भृत्योंका निवेश करे। उत्तर दिता 
ब्राह्मण, यति, सिद्ध और पुण्यात्मा. पुरुषको 
बसावे। ईशानकोणमें फलादिका विक्रय करनेवाले 
'एवं वणिग्‌-जन निवास करें। पूर्व दिशामें सेनाध्यक्ष 


रहेँ। आनेयकोणमें विविध सैन्य, दक्षिणमें स्त्रयॉंको 
'ललित कलाकी शिक्षा देनेवाले आचायों तथा 
ईल्यकोणमे धनुर्धर सैनिकॉको रखे। पश्चिममे 
महामा, -कोषपाल एवं कारीगरोको, उत्तरम 
दण्डाधिकारी, नायक तथा द्विजोंको/ पूर्वमे कषत्रियोंको, 
दक्षिणमें वैश्योंको, पश्चिममें शुद्रोंको, , विभिन्न 
दिशाओंमें वैद्योंको और अधं तथा सेनाको चारों 
ओर रखे॥६-१२॥ 

राजा पूर्वमे गुते दक्षिणम मशान, पश्चिमम 
गोधन और उत्तरमें कृषकॉका निवेश करे। 
स्लेच्छोंको दिक्रोणोँमें स्थान दे अथवा प्रामॉमें 
स्थापित करे। पूर्वद्वारपर लक्ष्मी एवं कुबेरकी 
स्थापना करे। जो उन दोनोंका दर्शन, करते है, 
उन्हें लक्ष्मी (सम्पत्ति)-की प्रपि, होती है। 
पश्चिमम निर्मित देवमन्दिर पूर्वाभिमुख, पूर्व दिशामें 
स्थित पश्चिमाभिमुख तथा दक्षिण दिशाके मन्दिर 
उत्तराभिमुख होने चाहिये। नगरकी रक्षाके लिये 
इन्द्र और विष्णु आदि देवताओके मन्दिर बनवावे। 
देवश्य नगर, ग्राम, दुर्ग तथा गृह आदिका 
पिशाच उपभोग करते हैं और वह रोगसमूहसे 
'परिभूत हो जाता है। पर्यु विधिसे निर्मित नगर 
आदि सदा जयप्रद और भोग-मोक्ष प्रदान करनेबाले 
होते हैं ॥ १३--१७॥ 

वास्तु-भूमिकौ पूर्व दिशामे शृक्ञार-कक्ष, 
अश्निकोणमें पाकगृह (रसोईघर), दक्षिणमें शयनगृह, 


२३२ 


मब 


नैत्रत्यकोणर्मे शस्तागार, पश्चिममें भोजनगृह, 
वायव्यकोणमें धान्य-संग्रह, उत्तर दिशामें धनागार 
तथा ईशानकोणमें देवगृह बनवाना चाहिये। नगरप 
एकशाल, ढ्विशाल, त्रिशाल या ` चतुःशाल- 
गृहका निर्माण होना चाहिये। चतुःशाल-गृहके 
शाला और अलिन्द (प्राक़ण)-के भेदसे दो सौ 
भेद होते हैं। उनमें भी चतुःशाल-गृहके पचपन, 
त्रिशाल-गृहके चार तथा द्विशालके पाँच भेद होते 


है॥१८-२१॥ 

_एकशाल-गृहके चार भेद हैं। अब मैं अलिन्दयुक्त 
गृहके विषयमे बतलाता हूँ, सुनिये। गृह-वास्तु 
तथा नगर-वास्तुमें अट्ाईस अलिन्द होते हैं। चार 
तथा सात अलिन्दोंसे पचपन, छ: अलिन्दोसे 
बीस तथा आठ अलिन्दोंसे भी बीस भेद होते हैं। 
इस प्रकार नगर आदिमे आठ अलिन्दोंसे युक्त 
वास्तु भी होता है॥ २२-२४॥ 


इस प्रकार आदि आणतेय महुरं “नगर आदिके वास्टुका वनि” नामक 


एक सौ छा अध्याय हूण 


हमआ॥ १०९ # 


et 
एक सौ सातवाँ अध्याय 
भुवनकोष ( पृथ्वी-द्वीप आदि )-का तथा स्वायम्भुव सर्गका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ! अब यै भुवनकोष 
तथा पृथ्वी एवं द्वीप आदिके लक्षणोका वर्णन 
'कहूँगा। आग्नीध्र, अग्नियाहु, वपुष्मान्‌, झुतिमान्‌, 
मेधा, मेधातिथि, भब्य, सबन और क्षय-ये 
प्रियव्रतके पुत्र थे। उनका दसवाँ यथार्थनामा पुत्र 
ज्योतिष्मान्‌ था। प्रियत्रतके ये पुत्र विशवमे विख्यात 
थे। पिताने उनको सात ट्प प्रदान किये। 
आग्तीभ्रको जम्बूद्वीप एवं मेधातिथिको प्लक्षट्दीप | 
दिया। वपुष्मान्‌को शाल्मलिट्ठीप, ज्योतिष्पान्‌को 
कुशदीप, चुतिमान्‌कों क्रौकृद्वीप तथा भव्यको 
शाकट्टीपर्मे अभिषिक्त किया। सवनको पुष्कद्धीप 
प्रदान किया। (शेष तीनको कोई स्वतन्त्र द्वीप 
नहीँ मिला।) आण्नीघ्रने अपने पुत्रे लाखों 
योजन विशाल जम्बट्रपको इस प्रकार विभाजित 
कर दिया। नाभिको हिमवर्ष (आधुनिक भारतवर्ष) 
प्रदान किया। किम्पुरुषो हेमकूटवर्ष, हरिवर्षको 
नैषधवर्ष, इलावृतको मध्यभागमें मेरुपर्वतसे युक्त 
इलावृतवर्ष, रम्यकको नीलाचलके आश्रित रम्यकवर्ष, 
हिरण्यबान्‌को श्वेतवर्ष एवं कुरुको उत्तकुरुवर्ष 
दिया। उन्होंने भद्राअको भद्रावर्ष तथा केतुमालको 


मेरुपर्वतके क्षमे स्थित शासन 
प्रदान किया। महाराज प्रिय्रत अपने पुत्रको 
उपरुकत ट्वीपॉमें अभिषिक्त करके वनमें चले गये। 
चे नरेश जालपा तपसया करके विष्णुलोकको 
प्रा हुए॥ १-८॥ 

मतिश किम्पुरुयादि जो आठ वर्ष हैं, उनमें 
सुखकी बहुलता है और बिना यलके स्वभावसे 
ही समस्त भोग-सिद्धियाँ रात हो जाती हैं। उनमें 
जरा-मृत्यु आदिका कोई भय नहीं है और न 
धर्म-अधर्म अथवा उत्तम, मध्यम और अधम 
आदिका ही भेद है। वहाँ सब समान हैं। वहाँ 
कभी युग-परिवर्तन भी नहीं होता। हिमवर्षके 
शासक जाभिके मेरु देवीसे ऋषभदेव पुत्ररूपमै 
उत्पन्न हुए। ऋषभके पुत्र भरत हुए। ऋषभदेवने 
स्तपर राज्यलक्ष्मीका भार छोड़कर शाल्मके 
अहरिको शरण ग्रहण की। भरतके नामसे 'भारतवर्ष' 
सिद्ध है। भरतसे सुमति हुए। भरतने सुमतिको 
राज्चलक्ष्मी देकर शालग्रमकषेतरमे श्रीहरिकी शरण 
'ली। उन योगिराजने योगाध्यासमे तत्पर होकर 
प णका परित्याग किया। इनका वह चरित्र तुमसे 


«अध्याय १०८० 


२३३ 


मैं फिर कहुँगा॥ ९-१२३ सुत्र महावोर्य था। उससे घौमान्‌का जन्म हुआ 

तदनन्तर सुमतिके वीर्यसे इन्द्युम्तका जन्म | तथा धीमान्‌का पुत्र महान्त और उसका पुत्र 
हुआ। उससे परमेष्टी और परमेष्ठीका पुत्र प्रतीहार | भ्य हुआ। मनस्युका पुत्र त्वष्ट, त्वष्टाका विरज 
हुआ प्रतीहारके प्रतिहता, प्रतिहतकि भव, भवके | और विरजका पुत्र रज हुआ। मुने! रजके पुत्र 
उद्‌गीथ, उद्ीथके प्रस्तर तथा प्रस्तारके विभु | शतजितके सौ पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें विश्वज्योति 
जामक पुत्र हुआ। विधुका पृषु, पृथुका नकत एवं | मुख्य था। उनसे भारतवर्षकी अभिवृद्धि हुई। 
नक्तका पुत्र गय हुआ। गयके नर नामक पुत्र और | कृत-ब्रेतादि युगक्रमसे यह स्वायम्भुव-मनुका वंश 
जरके विराट्‌ नामक पुत्र उत्प हुआ। विराट्का | माना गया है॥ १३--१९॥ 

इसा प्रकार आदि आण्य महादुराणरमं 'शुकतकोक तथा एथ्वी एवं दवीप आदिके लक्षणका वर्णन" 
जामक एक सँ सातो अध्याय पूरा हुआ# १०७॥ 
~ 
एक सौ आठवाँ अध्याय 
भुवनकोश-वर्णनके प्रसंगमें भूमण्डलके द्वीप आदिका परिचय 
अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ! जम्बू, प्लक्ष, | द्विजश्रेष्ठ! मेरुपर्वतके दक्षिणकी ओर पहला 


महान्‌ शाल्मलि, कुश, र, शाक और सातवा 
पुष्कर-ये सतं दरप चारों ओरसे खारे जल, 
इसुरस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और मौठे 
जलके सात समुद्रोसे घिरे हुए हैं। जम्बूद्ीप उन 
सब ट्वौपोके सध्यमें स्थित है और उसके भौ 
बोरचो-बीचमें मेरपर्वत सोना ताने खड़ा है। 
उसका विस्तार चौरासी हजार योजन है और यह 
पर्वतराज सोलह हजार योजन पृथिवीम घुसा 
हुआ है। ऊपरी भागमें इसका विस्तार बत्तीस 
हजार योजन है। नीचेकी गहराईमें इसका विस्तार 
सोलह हजार योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस 
पृथिवीरूप कमलकी कर्णिकाके समान स्थित है। 
इसके दक्षिणमें हिमवान, हेमकूट और निषध 
तथा उत्तमे नील, श्वेत और शृङ्गी नामक 
वर्षपर्वत हैं। उनके बीचके दो पर्वत (निषध और 
नील) एक-एक लाख योजनतक फैले हुए हैं। 
दूसरे पर्वत उनसे दस-दस हजार योजन कम हैं। 
चे सभी दो-दो सहर योजन ऊँचे और इतने हो 
चौडे हैं। १-६॥ 


वर्ष भारतवर्ष है तथा दूसरा किम्पुरुषवर्ष और 
तीसरा हरिवर्ष माना गया है। उत्तकी ओर 
सयक, हिरष्मय और उलू है, जो भारतवर्षके 
ही समान है । पुनिप्रवर! इनमेसे प्रत्येकका विस्तार 
जौ-नौ हजार जोजन है तथा इन सबके बीचे 
इलावृतवर्ष है, जिसमे सुवर्णमय सुमेरु पर्वत खडा 
है। महाभाग! इलावृतवर्ष सुमेल्के चारों ओर नौ- 
जौ हजार योजनतक फैला हुआ है। इसके चारों 
ओर चार पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानो सुमेरुको 
धारण करेवाले ईश्वरनिर्मित आधारस्तम्भ हो। 
इनमेसे मन्दराचल पूरवे, गन्धमादन दक्षिणे, 
बिपुल पश्चिम पामे और सुपार उत्तरे है। 
ये सभी पर्वत दस-दस हजार योजन विस्तृत 
हैं। इन पर्वतॉपर ग्यारह-ग्यारह सौ योजन 
विस्तृत कदम्ब, जम्बू, पोपल और वटके वृक्ष हैं 
जो इन पर्वताँकी पताकाओंके समान प्रतीत होते 
हैं। इलमेंसे जम्बूबुक्ष ही जम्बूद्ीफे नामका 
कारण है। उस जम्बुृक्षके फल हाथीके समान 
विशाल और मोटे होते हैं। इसके रससे जम्बूनदी 


प्रवाहित होती है। इसीसे परम उत्तम जाम्बूनद- 
सुवर्णका प्रादुर्भाव होता है । मेके पूरवे भदाशववर्ष 
और पञ्चमे केतुमाल वर्ष है। इसरो प्रकार 
उसके. पूर्वकी, ओर चैत्ररथ, दक्षिणकी ओर 
गन्धमादन, पश्चिमकी ओर वैभ्राज और उततरक 
ओर नन्दन, नामक बत. है। इसो तरह पूर्व 
आदि दिशाओंमें अरुणोद,... महाभद्र, . शौठोद 
और मानस--ये चार सरोवर हैं। सिताम्भ तथा 
चक्रमुञ्ज आदि (भूपद्यकी कर्णिकारूप) मेस्के 
पूर्व-दिशावर्ती केसर-स्थानीय अचल हैं। दक्षिणमें 
त्रिकृट आदि, पश्षिममें शिखिवास-प्रभूति और 
उत्तर दिशामें शङ्कखकूट आदि इसके केसराचल हैं। 
सुमेरु पर्वतके ऊपर ब्रहाजीकी 'पुरी है। उसका 
विस्तार चौदह हजार योजन है। ब्रहापुरीके चारों 
ओर सभी दिशाओंमें इन्द्रादि लोकपालोके नगर 
हैं। इसी" बरहापुरीसे -श्रीविष्णुके चरणकमलसे 
निकली हुई गङ्गानदी चन्द्रण्डलको आप्लावित 
करती हुई स्वर्गलोकसे नीचे उतरती हैं। 
पूर्वम शीताः (अथवा सौता) नदी भद्राशवपर्वतसे 
निकलकर एक पर्वते दूसरे पर्पर जाती हुई 
समुद्रमें मिल जाती है। इसी प्रकार अलकनन्दा 
भी दक्षिण दिशाकी ओर भारतवर्षमें आती है 
और सात भागोंमें विभक्त होकर समुद्रे मिल 
जाती है॥ ७--२०॥ 

चक्षु पश्चिम समुद्रम तथा भ्र उततरकुरुवर्षको 
पार करती हुई समुद्रमें जा गिरती है। माल्यवान्‌ | 
और गन्धमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिणकी ओर 
नौलाचल एवं निषध पर्वततक फैले हुए हैं। उन 
दोनोके बीचमें कर्णिकाकार मेरुपर्वत स्थित है। 
मर्थादापर्वतोंके बहि्भागमें स्थित भारत, केतुमाल, 
भश्च और उत्तरुरुवर्ष--इस लोकपद्यके दल 


हैं। जठर और देवकूट--ये दोनों मर्यादापर्वत हैं। 
चे उत्तर और दक्षिणको ओर नील तथा निषध 
पर्वततक फैले हुए हैं पूर्व और पिकी ओर 
विस्तृत गन्धमादन एवं कैलास --ये. दो पर्वत 
अस्सी हजार योजन विस्तृत हैं पूर्वक समान मेरुके 
पञ्िमकी ओर भी निषध और पारियात्र नामक दो 
मर्यादापर्वत हैं, जो अपने मूलभागसे समु्के 
भोतसतक प्रविष्ट हैं २९-२५॥ 

उत्तरको ओर त्रिकृङ्ग और रुधिर नामक 
वर्षपर्वत हैं। ये दोनों पूर्व और पश्चिमकी ओर 
समुहके गर्म व्यवस्थित हैं। इस प्रकार जठर 
आदि मर्यादापर्वत मस्के चारों ओर सुशोभित 
होते हैं। ऋषिप्रवर! केसरपर्वतोंके मध्यमें जो 
णिवो हैं: उनमें लकी, विष्णु अग्नि तथा सूर्य 
आदि देवताओंके नगर हैं। ये भौम होते हुए भी 
सवके समान हैं। इनमें पापात्मा पुरुषोंका प्रवेश 
जहौ हो पाता॥ २६-२८५;॥ 

अवर्षे हयग्रीवरूपसे, 

केतुमालवर्षमें वराहरूपसै, भारतवर्षे कूर्मरूपसे 
तथा उत्तरकुस्वर्षमें मत्स्यरूपसे निवास करते हैं। 
भगवान्‌ श्रीहरि विश्वरूपसे सर्वत्र पूजत होते हैं। 
किम्पुरुष आदि आठ यों क्ुपा, भय तथा 
शोक आदि कुछ भी नहीं है। उनमें प्रजाजन 
चौबोस हजार वर्षतक रोग-शोकरहित होकर 
जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें कृत-त्रेतादि 
युगोकी कल्पना नहीं होती; न उनमें कभी वर्षा 
ही होती है। उनमें केवल पार्थिव-जल रहता है। 
इना सभी वर्षोमे सात-सात कुलाचल पर्वत हैं 
और उनसे निकली हुई सैकड़ों तीर्थरूप नदियाँ 
है। अब मैं भारतवर्षं जो तीर्थ हैं, उनका तुम्हारे 
सम्मुख वर्णन करता हूँ॥२९--३३॥ 


इस अकार आदि आग्नेय सहातुराणमे “शुवतकोशका वर्णन" जका 
रक सौ आठकों अध्याय पूछ हुआ# १०८४ 
Bd 


«अध्याय १०१० 


२३५ 


एक सौ नौवाँ अध्याय 
तीर्थ-माहात्म्य 


अग्निदेव कहते हैं-- अब मैं सब तीचाँका 
माहात्म्य बताउँगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान 
'करनेवाला है। जिसके हाथ, पैर और मन 
भलीभाँति संयमे रहें तथा जिसमें विद्या, तपस्या 
और उत्तम कीर्ति हो, वही तीर्थके पूर्ण फलका 
भागी होता है। जो प्रतिग्रह छोड़ चुका है, 
नियमित भोजन करता और इख्यॉको काबू 
रखता है, वह पापरहित तीर्थयात्री सब यज्ञॉका 
'फल पाता है। जिसने कभी तीन राततक उपवास 
नहीं किया; तीथाँकी यात्रा नहीँ की और सुवर्ण 
एवं गौका दान नहीं किया, वह दर होता है। 
यज्ञसे जिस फलको प्राप्ति होती है, वही तीर्थ- 
सेवनसे भी मिलता है*॥ १-४॥ 

अहन्‌! पुष्कर श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ तौनों 
संध्याओँके समय दस हजार कोटि तीयॉका 
निवास रहता है। पुष्कसमें सम्पूर्ण देवताओंके 
साथ म्रह्माजी निवास करते हैं। सब कुछ 
चाहनेवाले मुनि और देवता वहाँ सनान करके 
सिद्धि प्रत कर चुके हैं। पुष्करमें देवताओं और 
पितरोंकी पूजा करनेवाले मनुष्य अश्चमेधयहका 
फल प्राप्त करके ब्रह्मलोकमें जाते हैं। जो 
कार्तिककी पूर्णिमाको वहाँ अन्नदान करता है, 
वह शुद्धचित्त होकर ब्रहालोकका भागी होता है। 
पुष्करमें जाना दुष्कर है, पुष्करमें तपस्थाका 
सुयोग मिलना दुष्कर है, पुष्करमें दानका अवसर 
प्राप्त होना भी दुष्कर है और वहाँ निवासका 
सौभाग्य होना तो अत्यन्त ही दुष्कर है। वहाँ 


निवास, जप और श्राद्ध करनेसे मनुष्य अपनी 
सौ पोढ्याँका उद्धार करता है। वहाँ जम्बूपार् 
तथा तण्डुलिका तीर्थ भी हैं॥५--९॥ 
(अब अन्य तीथोकि विषयमें सुनो-) 
कष्वाश्रम, कोटितीथ, र्मदा और अर्बुद (आयू) 
भी उत्तम तीर्थ हैं। चर्मण्वती (चम्बल), सिन्धु, 
सोमनाथ, प्रभास, सरस्वती-समुद्र-संगम तथा 
सागर भी श्रेष्ठ तीर्थ हैं। पिण्डारक क्षेत्र, द्वारका 
और गोमतौ-ये सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाले 
तीर्थ हैं। श्ूमितीर्थ, ब्रहातुङ्गतीर्थ और पञ्चनद 
(सतलज आदि पाँचों नदियाँ) भी उत्तम हैं। 
भोमतीर्थ, गिरीनदरतीर्थ, पापनाशिनी देविका नदी, 
पवित्र विनशनतीर्थ (कुरुक्षेत्र) नागोद्धेद, अधार्दन 
तथा कुमारकोटि तीर्थ-ये सब कुछ देनेवाले 
ताये गये हैं। “मैं कुरुक्षेत्र जाऊँगा, कुरुते 
निवास करूँगा' जो सदा ऐसा कहता है, वह शुद्ध 
हो जाता है और उसे स्वर्गलोककी प्राति होती 
है। वहाँ विष्णु आदि देवता रहते हैं। वहाँ निवास 
केसे मनुष्य श्रोहरिके धाममें जाता है । कुरुर 
समीप हौ सरस्वती बहती हैं। उसमें स्नान कलेवाला 
मनुष्य ब्रह्मलोका भागी होता है। कुरुक्षेत्रकी 
धूलि भी परम गतिकी प्राति करती है। धर्मतीर्थ, 
सुवर्णतीरथु, परम उत्तम गङ्गादवार (हरिद्वार), पवित्र 
लीर्थ कनखल, भट्रकर्ण-हद्‌, गङ्गा-सरस्वती-संगम 
और ब्रह्मावर्त--ये पापनाशक तीर्थ हैं ॥ १०--१७॥ 
भृङ्ग, कुब्जाप्र तथा गङ्गोद्धेद--यै भी 
जापोंको दूर करनेवाले हैं। वाराणसी (काशी) 


जाना सत्य इसी च जी च मन्व सुसंघतम। 
लबे 


मिः 


+ आल्लिपुरण » 


सर्वोत्तम तीर्थ है। उसे त्रेष्ठ अविमुक-क्षेत्र भी 
कहते हैं। कपाल-मोचनतीर्थ भौ उत्त है, प्रयाग 
तो सब तीथाँका राजा हो है। गोमती और 
गङ्गाका संगम भी पावन तीर्थ है। गङ्गाजी कहीँ 
भी क्यों न हाँ, सर्वत्र स्वर्गलोककी प्राति करनेवाली 
हैं। राजगृह पवित्र तीर्थ है। शालग्राम तीर्थ 
भापोंका नाश करनेवाला है। वटेशा, वामन तथा 
'कालिका-संगम तीर्थ भी उत्तम हैं॥ १८--२०॥ 

'लौहित्य-तोर्थ, करतोया नदी, शोण तथा 


जच्यभतीर्थ भी श्रेष्ठ हैं। श्रीपवत, कोलाचल, 
सहागिरि, मलयगिरि, गोदावरी, तुङ्गभद्रा, वरदायिनी 
कावेरी नदी, तापी, पयोष्णी, रेवा (नर्मदा) और 
दण्डकारण्य भी उत्तम तोर्थ हैं। कालंजर, मुझवट, 
शरपारिक, मन्दाकिनी, चित्रकूट और श्ङ्गवेरपुर 
छती हैं। अवन्ती भी उत्तम तीर्थ है। अयोध्या 
'सब पाषोंका नाश करनेवाली है । नैमिषारण्य परम 
चित्र तीर्थ है। वह भोग और मोक्ष प्रदान 
'कलेवाला है ॥ २१-२४॥ 


जल कार आदि आश्नेय महापुएकम्ें 'हीरषमाहारम्व-वर्ण' नामक 
रक सौ जॉ अध्याय पूण हुआ॥ १०१० 


em 
एक सौ दसवाँ अध्याय 
गङ्काजीकी महिमा 


अग्निदेव कहते हैं-- अब गङ्गाका माहातम्व 
ताता हूँ। गङ्गाका सदा सेवन करना चाहिये। 
चह भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली हैं। जिनके 
चसे गङ्गा बहती हैं, वे सभी देश श्रेष्ठ तथा 
पावन हैं। उत्तम गतिकी खोज करनेवाले प्राणियोंके 
लिये गङ्गा ही सर्वोत्तम गति है। गङ्गाका सेवन 
'करनेपर वह माता और पिता-दोनोंके कुलॉका 
उद्धार करती है। एक हजार चान्द्रायण- प्रती 
अपेक्षा गङ्गाजीके जलका पीना उत्तम है। एक 
मास गङ्गाजीका सेवन करनेवाला मनुष्य सब 
यज्ञॉका फल पाता है॥ १-३॥ 


गङ्गादेवी सब पापोको दूर करनैवाली तथा 
स्वर्गलोक देनेवाली हैं। गज़ाके जलमें जबतक 
हड्डी पड़ी रहती है, तबतक वह जीव स्वर्गमे 
सिवास करता है। अंधे आदि भी गङ्गाजीका 
सेवन करके देवताओंके समान हो जाते हैं। 
जङ्गा-तीथंसे निकली हुई मिट्टी धारण करनेवाला 
मनुष्य सकि समान पापका नाशक होता है। जो 
मानव गङ्गाका दर्शन, स्पर्श, जलपान अथवा 
“गङ्गा' इस नामका कीर्तन करता है, यह अपनी 
'सैकडों-हजारों पीढ्योके पुरुषोंको पवित्र कर 
देता है॥४-६॥ 


इस प्रकार आदि आण्तेक महापुराणे “गङ्गाजीकी माहिया” कामक 
एक सौ दसवाँ अध्याय पूरा हुआ# ११० ॥ 
mee 
एक सौ ग्यारहवाँ अध्याय 


प्रयाग-माहात्प्य 


अग्निदेव कहते हैं-- ब्रह्‌! अब मैं प्रयागका 
महात्म्य बताता हूँ, जो भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाला तथा उत्तम है। प्रयाग ब्रह्म, विष्णु 


आदि देवता तथा बड़े-बड़े मुनिवर निवास करते 
हैं। नदियाँ समुद्र, सिद्ध, गन्धर्व तथा अप्सराएँ 
भी उस तोर्षमें यास करती हैं। प्रयागमें तीन 


अध्याय ११२० 


अग्निकुण्ड हैं। उनके बीचमें गङ्गा सब तीयॉको 
साथ लिये बड़े वेगसे बहती हैं। वहाँ त्रिभुवन- 
विख्यात सूर्यकन्या यमुना भी हैं। गङ्गा और 
जमुनाका मध्यभाग पृथ्वीका “जघन' माना गया है 
और 'प्रयागकों ऋषियोंने जघनके बीचका “उपस्थ 
आग” बताया है॥ १--४॥ 

प्रतिष्ठान (सूसी) सहित प्रयाग, कम्बल और 
अश्वतर नाग तया भोगवती तीर्ष--ये ब्रह्माजौके 
ताकौ वेदी कहे गये हैं। प्रयागमें वेद और यज्ञ 
तमान होकर रहते हैं। उस तीके स्तन और 
जाम-कीर्तनसे तथा वहाँकी मिट्टीका स्पर्श कसलेमाजसे 
भी मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। प्रयागमें 
गङ्गा और यमुनाके संगमपर किये हुए दान, श्राद्ध 
और जप आदि अक्षय होते हैं ॥५-७॥ 

ब्रहम्‌! वेद अथवा लोक -किसौके कहनेसे 
भी आने प्रयागतीर्थक भीतर मरनेका विचार 
नहीं छोड़ना चाहिये। प्रयागमें साठ करोड़, दस 


[हजार ठीचाँका निवास है; अत: वह सबसे श्रेष्ठ 
है। वासुकि नागका स्थान, भोगवती तीर्थ 
और हंसप्रपतन--ये उत्तम तीर्थ हैं। कोटि गोदानसे 
जो फल मिलता है, बही इनमें तीन दिनोतक 
सान कसनेमाजसे पराह हो जाता है। प्रयागमें 
माषपासमें मनोषों पुरुष ऐसा कहते हैं कि “गङ्गा 
सर्वत्र सुलभ हैं; किंतु गज्जाद्धार, प्रयाग और 
गङ्ग-सागर-संगम-इन तीन स्थानंमें उनका 
मिलना बहुत कठिन है।' प्रयागरमे दान देनेसे 
मुय स्वर्गयें जाता है और इस लोकमें आनेपर 
राजाओंका भौ राजा होता है॥८--१२॥ 
अक्षयवटके मूलके समीप और संगम आदियें 
मृत्युको प्रा हुआ मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके धामें 
जाता है। प्रयागमें परम रमणीय उर्वशी-पुलिन, 
संध्यावट, कोटितीर्थ, दशाश्चमेघ घाट, गङ्गा- 
'यमुनाका उत्तय संगम, रजोहीन मानसतीर्थ तथा 
वासर तीर्थ-ये सभी परम उत्तम हैं॥ १३-१४॥ 


इस प्रकार आहि आलोक महाएुराणरये “प्रयाण-साहात्म्य-गर्णत' नामक 
एक साँ स्यरहवा अध्याय पूरा हुआ॥ १११० 
mm 


एक सौ बारहबाँ अध्याय 


वाराणसीका 
अग्निदेव कहते हँ--वाराणस परम उत्तम 


तीर्थ है। जो वहाँ ्रीहरिका नाम लेते हुए निवास 
करते हैं, उन सबको वह भोग और मोक्ष प्रदान 
करता है। महादेवजीने पार्यते उसका माहात्प्य 
इस प्रकार बतलाया है॥ १॥ 

महादेवजी योले--गौरि! इस क्षेत्रको मैने 
कभी मुक्त हों किया-सदा हो वहाँ निवास 
किया है, इसलिये यह 'अविमुक' कहलाता है। 
अविमुक्त-कषेत्रमें किया हुआ जप, तप, होम और 
दान अक्षय होता है। पत्थरसे दोनों पैर तोड़कर बैठ 


माहात्म्य 
रे, पलु कालो कभी न छोडे। हर, आप्रातकेश्व, 
जप्ये, प्त, महालय, भु, चण्डेश्वर और 
केदार --ये आठ अविमुक्ते परम गोपनीय 
तो हैं। मेण अविमुकत-क्षेत्र सब गोपनीयॉमें भी 
परम गोपनीय है। वह दो योजन लंबा और आधा 
योजन चौडा है।'वरणा' और “नासी' (असी)-- 
इन दो नदियोके बौचमें 'वाराणसीपुरी' है। इसमें 
स्नान, जप, होम, मृत्यु, देवपूजन, श्राद्ध, दान 
और निवास-जो कुछ होता है, वह सय भोग 


एवं मोक्ष प्रदान करता है॥२--७॥ 


इस प्रकार आदि आक महतामे 'दाराचसी-साहात्यवत” नामक 
एक सौ बारहो अध्याय पूण हुआ# ११२७ 
~ 


„ अस्लिपुतण+ 


एक सौ तेरहवाँ अध्याय 
जर्मदा-माहात्म्य 


अग्निदेव कहते हैं-- अब मैं नर्मदा आदिका 
महात्म्य बताऊँगा। नर्मदा श्रेष्ठ तीर्थ है। गङ्गाका 
जल स्पर्श करनेपर मनुष्यको तत्काल पवित्र 
करता है, किंतु नर्मदाका जल दर्शनमात्रसे ही 
पित्र कर देता है । नर्मदातीर्थ सौ योजन लंबा और 
दो योजन चौड़ा है। अमरकण्टक पर्वतके चारों 
ओर नर्मदा-सम्बन्धी साठ करोड़, साठ हजार 
तीर्थ हैं। कावेरी-संगमतीर्थ बहुत पवित्र है। अब 
पर्वतका वर्णन सुतो-॥ १-३४ 

'एक समय गौरीने श्रीदेवीका रूप धारण करके 
भागी तपस्या की। इससे पस्न होकर श्रीहरिने उन्हें 


बरदान देते हुए कहा--“ देवि! तुम्हें अध्यात्म- 
जान ग्रा् होगा और तुम्हारा यह पर्वत 'श्रपरवत' के 
जामे विख्यात होगा। इसके चारों ओर सौ 
'योजनतकका स्थान अत्यन्त पवित्र होगा।” यहाँ 
किया हुआ दान, तप, जप तथा श्राद्ध सब अक्षय 
होता है। यह उत्तम तीर्थ सब कुछ देनेवाला है। 
हाँक मृत्यु शिवलोककी प्राप्ति करानेवाली है। 
इस पर्वतपर भगवान्‌ शिव सदा पार्वतीदेवीकै 
साथ क्रीड़ा करते हैं तथा हिरण्यकशिपु यहाँ 
तपसया करके अत्यन्त बलवान्‌ हुआ था। मुनियोने 
भौ यहाँ तपस्यासे सिद्धि प्रात की है॥४--७॥ 


इस रकार आदि आलोय महतुयचम 'कर्षदा-साहतम्य-वर्णत' नमक 
रक सा ते अध्याय पूण हुआ॥११२॥ 


een 
एक सौ चौदहवाँ अध्याय 


'गया-माहात्म्य 


अग्निदेव कहते हैं-- अब यै गयाके माहात्यका 
वर्णन करूँगा। गया श्रेष्ठ सीथॉें सर्वोत्तम है। एक 
समयकी बात है-गय नामक असुरे बड़ी भारी 
तपस्या आरम्भ की । उससे देवता संत हो उठे 
और उन्होंने क्षीरसागरशायी भगवान्‌ विष्णुके 
समीप जाकर कहा--'भगवन्‌! आप गयासुरसे 
हमारी रक्षा कीजिये।' 'तथास्तु' कहकर श्रीहरि 
गयासुरके पास गये और उससे बोले कोई वर 
माँगो।' दैत्य बोला--' भगवन्‌! मैं सब तीयोंसे 
अधिक पवित्र हो जाऊँ।' भगवान्ले कहा ऐसा 
ही होगा।'--यों कहकर भगवान्‌ चले गये। फिर 
हो सभी मनुष्य उस दैत्यका दर्शन करके 
भगवानके समीप जा पहुँचे। पृथ्वी सूतो हो गयो। 
स्वर्गवासी देवता और ब्रह्मा आदि प्रधान देवता | 


अहर्कि निकट जाकर बोले-'देव! श्रीहरि! 
पृथ्वी और स्वर्ग सूने हो गये। दैत्ये दर्शनमात्रसे 
सब लोग आपके धाममें चले गये है।' यह 
सुनकर श्रीहरिने ब्रहाजीसे कहा-'तुम सम्पूर्ण 
देवताओँके साथ गयासुरके पास जाओ और 
अज्ञभूमि बनानेके लिये उसका शरीर माँगो।' 
अगवानूका यह आदेश सुनकर देवताओंसहित 
हाजी गयासुरके समीप जाकर उससे बोले- 
“दत्व! मं तुम्हारे वापर अतिथि होकर आया 
हँ और तुग्हारे पावन शरीरको यजके लिये माँग 
रहा हूँ'॥ १-६॥ 

'तथास्तु' कहकर गयासुर थरतीपर लेट गया। 
अह्याजीने उसके मस्तकपर यज्ञ आरम्भ किया। 
जब पूर्णाहुतिका समय आया, तब गयासुरका 


4 अध्याय हर४०. 


२३९ 


शरीर चञ्चल हो उठा। यह देख प्रभु ब्रहाजीने पुनः 
भगवान्‌ विष्णुसे कहा -- देव! गयासुर पूर्णाहुतिके 
समय विचलित हो रहा है।' तब श्रोविष्णुने 
धर्मकों बुलाकर कहा--' तुम इस असुरके शरीरपर 
देवभयौ शिला रख दो और सम्पूर्ण देवता उस 
'शिलापर बैठ जायें। देवताओकि साथ मेरी गदाधरपू्ति 
भी इसपर! विराजमान होगी ।' यह सुनकर धर्मने 
देवमयौ विशाल शिला उस दैत्यके शरीरपर रख 
दी।. (शिलाका परिचय इस प्रकार है--) धर्मसे 
उनकी पलो धर्मवतीके गर्भसै एक कन्या उत्पत 
हुई थी; जिसका ताम ' धर्त्रता' था। वह बडी 
तपस्विनी थी। ब्रहाके पुत्र महर्षि मरीचिने उसके 
साथ विवाह ,किया। जैसे भगवान्‌ विष्णु 
अ्रीलकष्मीजीके साथ और भगवान्‌ शिव श्रीपार्वतीजीके 
साथ विहार करो हैं, उसी प्रकार महर्षि मरीचि 
धर्मव्रताके साथ रमण करने लगे॥ ७--११॥ 
एक दिनकी बात है। महर्षि जंगलसे कुशा 
और पुष्प आदि ले आकर बहुत थक गये थे। 
उन्होंने भोजन करके धर्मब्रतासे कहा - प्रिये! 
मेरै पैर दबाओ।' “बहुत अच्छा” कहकर प्रिया 
धर्मत्रता थके-माँदे मुनिके चरण दबाने लगी। 
सुनि सो गये; इतनेमें ही वहाँ ग्रहाजी आ गये। 
धर्मत्रताने सोचा -'ै श्रहाजीका पूजन करूँ या 
अभी भुनिकी चरण-सेवामें ही लगी रहूँ। ब्रह्माजी 
गुरुके भी गुरु हैं - मेरे पतिके भी पूज्य हैं; अत: 
इनका पूजन करना ही उचित है ।' ऐसा विचारकर 
वह. पूजन-सामग्रियोंसे ब्रह्मजीकों पूजामें लग 
गुब्री। नंद टूटनेपर जब मरीचि मुनिने धर्म्रताको 
अपने समीप नहीं देखा, तब आजा-उल्ङ्घनके 
अपराधसे उसे शाप देते हुए कहा-'तू शिला हो 
जायगी।' यह सुनकर धर्मत्रता कुपित हो उनसे 
बोली “मुने! चरण-सेवा छोड़कर मैंने आपके 
पूज्य पिताकी पूजा को है, अत: मैं सर्वया निर्दोष 


हूँ; रखो दशामे भी आपने मुझे शाप दिया है, 
अतः आपको भी भगवान्‌ शिवसे शापकी प्राति 
होगी।' यों कहकर धर्मतताने शापको पृथक्‌ रख 
दिया और स्वयं अगम प्रवेश करके वह हजारों 
वर्षोतक कठोर तपस्थामें संलग्न रही। इससे 
असन्न होकर विष्णु आदि देवताओनि-्कहा -- 
"वर माँगो।' धर्मत्रता देबताओंसे बोली --' आपलोग 
मेरे ज्ञापको दूर कर देँ'॥ १२--१८॥ 
देवताओनि कहा- भे! महर्षि मरीचिका 
दिया हुआ शाप अन्यथा नहीं होगा। तुम देवताओकि 
चरण-चिहसे अङ्कित परमपवित्र शिला होओगी। 
गयासुरके शरीरको स्थिर रखनेके लिये तुं 
'शिलाका स्वरूप धारण करना होगा। उस समय 
तु देववत, देवशिला, सरदिवस्वरू, सर्वतीर्थमयी 
तथा पुष्यशिला कहलाओगी॥ १९-२०॥ 
देखद्रता बोली-- देवताओ! यदि आपलोग 
सुपर प्रसन्न हों तो शिला होनेके बाद मेरे ऊपर 
ब्रह्म, विष्णु तथा रुद्र आदि देवता और गौरी- 
लक्ष्मी आदि देवया सदा विराजमान रहें ॥ २१॥ 
अग्निदेव कहते हैं-- देवव्रताकी बात सुनकर 
सब देवता “तथास्तु' कहकर स्वर्गको चले गये। 
उस देवमयी शिलाको ही धर्मने गयासुरकै शरीरपर 
रखा। परंतु वह शिलाके साथ ही हिलने लगा। 
यह देख खर आदि देवता भी उस शिलापर जा 
बैठे। अब बह देवताओंको साथ लिये हिलने- 
डोलने लगा। तब देवताऔनि क्षीरसागरशायी 
भगवान्‌ विष्णुको प्रसत्र किया। श्रीहरिने उनको 
अपनी गदाधरमूर्ति प्रदान की और कहा- 
“देवगण! आपलोग चलिये; इस देवगम्य मूर्तिके 
डा यै स्वयं ही वहाँ उपस्थित होकँगा।' इस 
प्रकार उस दैत्यके शरीरको स्थिर रखनेके लिये 
व्यक्ताव्यक उभयस्वरूप साक्षात्‌ गदाधारी भगवान्‌ 
विष्णु वहाँ स्थित हुए। वे आदि-गदाधरके नामसे 


उस तीर्थमें विराजमान हैं॥ २२-२५॥ 

'ूरवकालमें “गद' नमसे प्रसिद्ध एक भयंकर 
असुर था। उसे श्रीविष्णुने मारा और उसको 
इड्डियोसे विश्कमनि गदाका निर्माण किया। वहो 
'आदि-गदा' है। उस आदि-गदाके द्वारा भगवान्‌ | 
गदाधरले “हेति' आदि रकषसोका वध किया था, 
इसलिये वे 'आदि-गदाधर' कहलाये। पूर्वोक 
देवमयी शिलापर आदि-गदाधरके स्थित होनेपर 
गयासुर स्थिर हो गया; तब ब्रहाजीने पूर्णाहुति 
दी। तदनन्तर गयासुरने देवताओंसे कहा-- 
“किसलिये मेरै साथ वञ्चना कौ गयी है? क्या मैं 
भगवान्‌ विष्णुके कहनेमाज़से स्थिर नहीं हो 
सकता था? देवताओ! यदि आपने मुझे शिला 
आदिके द्वण दबा रखा है, तो आपको मुझे 
बरदान देना चाहिये'॥२६-३०॥ 

देवता जोले--'दैल्प्रवर। तीर्थ-निर्माणके लिये 
हमने तुम्हारे शरीरको स्थिर किया है; अतः यह 
तुम्हारा क्षेत्र भगवान्‌ विष्णु, शिव तथा ग्रह्मजोका 
निवास-स्थान होगा। सब तीथाँसे बढ़कर इसको 
प्रसिद्धि होगी तथा पितर आदिके लिये यह क्षेत्र 
ब्रहालोक प्रदान करनेवाला होगा।'--यों कहकर 
सब देवता वहीं रहने लगे। देवियों और तीर्थ 
आदिने भी उसे अपना निवास-स्थान बनाया। 
ब्रह्माजीने यज्ञ पूर्ण करके उस समय ऋत्विजॉंको 
दक्षिणाएँ दीं। पाँच कोसका गया-क्षेत्र और 
पचपन गाँव आर्त किये। यही नहीं, उन्होंने 
सोनेके अनेक पर्वत बनाकर दिये। दूध और 
'मधुकी धारा बहानेवाली नदियाँ समर्पित कीं। 


दही और घीके सरोवर प्रदान किये। अन्न 


आदिके बहुत-से पहाड़, कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष 
कथा सोने-चौँदोके घर भी दिये। भगवान्‌ ब्रह्मे 
ये सब वस्तुएँ देते समय ब्रा्णणोंसे कहा- 
“विप्रवरो! अब तुम मेरी अपेक्षा अल्प-शक्त 
रखनेवाले अन्य व्यक्तियोंसे कभी याचना न 
करना।' याँ कहकर उन्होंने वे सब वस्तुएं उन्हे 
अर्पित कर द॥ ३१--३५॥ 

ततप धर्मन यज्ञ किया। उस यमं लोभवश 
धन आदिका दान लेकर जब बे ब्राह्मण पुनः 
यामे स्थित हुए, तब ब्रहमाजीने उन्हें शाप 
दिया--'अब तुमलोग विधाविहोन और लोभी 
हो जाओगे। इन नदियोंमें अब दूध आदिका 
अभाव हो जायगा और ये सुवर्ण-शैल भी पत्थर 
मात्र रह जायेंगे।' तब ग्रान ब्रह्माजीसे कहा-- 
“भगवन्‌! आपके शापसे हमारा सब कुछ नष्ट हो 
गया। अब हमारी जौविकाके लिये कृपा कीजिये।' 
यह सुनकर वे ब्राहाणोंसे बोले--' अब इस तीर्थसे 
ही तुम्हारी जौविका चलेगी। जबतक सूर्य और 
चन्द्रमा रहेंगे, तबतक इसी वृते तुप जौवननिर्वाह 
करोगे। जो लोग गया-तीर्थमें आयेंगे, वे तुम्हारी 
पूजा करेंगे। जो हद्य, क्य, धन और श्राद्ध 
आदिके द्वा तुम्हारा सत्कार करेंगे, उनकी सौ 
भीढ़ियोंके पितर नरकसे स्वर्गमें चले जाकँग 
और स्वर्गमें ही रहनेवाले पितर परमपदको प्राप्त 
होंगे'॥ ३६-४० ॥ 

महाराज गयने भी उस क्षेत्रमे बहुत अन्न 
और दक्षिणासे सम्पन्न यज्ञ किया था। उन्हीँके 
जायसे गयापुरीकी प्रसिद्धि हुई। पाण्डवॉने भी 
जयामें आकर श्रीहरिकी आराधना की थी॥ ४१॥ 


इस अकार आदि आलोक महादुराकर्मो “तया-साहातूम्य-क्थत” नामका 
एक खाँ चौदह अध्याय पूरा हुआ# ११४० 
ee 


।362 अग्नि पुराण ९ 


एक सौ पंद्रहवाँ अध्याय 
गया-यात्राकी विधि 


अग्निदेव कहते हैं-- यदि मनुष्य गया जानेको | 
उद्यत हो तो विधिपूर्वक श्राद्ध करके तीर्थात्रीका 
चेष धारणकर अपने गाँवकी परिक्रमा कर ले; 
फिर प्रतिदिन पैदल यात्रा करता रहे। मन और| 
इच्दियोंको वशे रखे। किसोसे कुछ दान न ले | 
गया जानेकै लिये घरसे चलते हो पग-पणपर| 
'पितरोंके लिये स्वर्गमे जानेकी सीद बनने लगती 
है। यदि पुत्र (पितरोंका श्राद्ध करनेके लिये)| 
गया चला जाय तो उससे होनेवाले पुष्यके सामने 
अहयज्ञाककी क्या कीमत है? गौओँको संकटसे 
छुड़ानेके लिये प्राण देनेपर भी क्या उतना पुष्य 
होना सम्भव है? फिर तो कुरुक्षेत्रमं निवास 
करनेकी भी क्या आवश्यकता है? पुत्रको गयामें| 
पहुँचा हुआ देखकर पितरोँके यहाँ उत्सव होने 
लगता है। वे कहते हैं-“क्या यह परोस भी। 
जलका स्पर्श करके हमारे तर्पणके लिये नही 
देगा?” ब्रहाज्ञान, गयामे किया हुआ श्राद्ध, 
गोशालामे मरण और कुरुक्षेत्रमं निवास-ये 
नुष्योंकी मुक्तिक चार साधन हैं। नरकके| 
भयसे डरे हुए पितर पुत्रकी अभिलाषा रखते हँ ॥ 
चे सोचते हैं, जो पुत्र गयामें जायगा, वह हमारा| 


उद्धार कर देगा॥१-६१॥ 


मुण्डन और उपवास--यह सब ती्थॉंके लिये 
साधारण विधि है। गयातीर्थमे काल आदिका 
कोई नियम नहीं है। वहाँ प्रतिदिन पिण्डदान देना 
चाहिये। जो वहाँ तीन पक्ष (डेढ़ मास) निवास 
करता है, वह सात पौढीतकके पितरोंको पवित्र 
कर देता है। अष्टका' तिथियोंमें, आभ्युदयिक 
'कार्योँमें तथा पिता आदिकी क्षयाह-तिथिको भी 
यहाँ गयामें माताके लिये पृथक्‌ श्राद्ध करनेका 
विधान है। अन्य तीथा स्त्रीका श्राद्ध उसके 
तिके साथ हौ होता है। गयामें पिता आदिके 
क्रमसे “नव देवताक' अथवा 'द्वादशदेवताक' 
दध करना आवश्यक है'॥ ७ --९६॥ 

पहले दिन उत्तर-घानस-तीर्थमें स्नान करे। 
परम पवित्र उत्त-मानस-तीर्थमें किया हुआ स्नान 
आयु और आएोग्यकी वृद्धि, सम्पूर्ण पापराशियोंका 
विनाश तथा मोक्षकी सिद्धि करनेवाला है; अतः 
वहाँ अवश्य स्तन करे। खानके बाद पहले देवता 
और पितर आदिका तर्पण करके द्रत पुरष 
हितको पिण्डदान दे। तर्पणके समय यह 
भावना करे कि मैं स्वर्ग, अन्तरिक्ष तथा भूमिपर 
रहनेवाले सम्पूर्ण देवताओंको तृत करता हूँ।' 
स्वर्ग, अन्तरिक्ष तथा भूमिके देवता आदि एवं 


हअ मस्र मोहे पर रा करू पु स मि सुक्न) (अ + ११५।५-९) 


३. रण भासको पू्िमाके बाट जो चार कृष्णपक्षको अटी तिचियाँ आल है, उं 'अहका' कहते हँ उतके चार पृषकू- 
कृषक ताम है-पौ कण्ण अकमीको ऐन साघ कृष्ण महको बीवी” पलत कृष्ण अष्टमको 'प्रजापत्या' और चै कृण 
अहो ' पिता कहतेहँ। 

उक्त चार अहकाऔँका क्रमशः न, वेद, प्रजापति उचा पिछ“ देवताले सम्बन्ध है। अहकाके दूर दित जो नवमी आ है; 
उसे 'अन्यहका' कहते हैं "अका संस्कार'-कर्ष है; अह: एक हो जार किया आह है, प्रतिवर्ष नहीं। उस दिन झपा और 
आध्युदविक श्राक प्‌ ते होम किया जागा है। 

३ पिता, पितामह, प्रपतामह, मा, सहो, रिडी, मखम, रामह काया युद्ध प्रमातायह-- नी देवता हँ । इनके 
'लिये किया जानेवाला आड 'जयदेवताक ' या 'गवदैवत्य" कहा १ । एसे मामी आदिका भाग मातमा आहिक साथ ही सब्पिसित 
[ता है। जहाँ मातामही, परमतामही और महको भौ पृक पिण्ड दिया आद, जहाँ रह देवता नेले बह दाक 
बाद है। 


«अध्याय ११५० 


४३ 


'िता-माता आदिका तर्पण करे। फिर इस प्रकार 
कहे-'पिता, पितामह और प्रपितामह; माता, 
"पितामही और प्रपितामही तथा मातामह, मातामह 
और वृद्-प्रमातामह-इन सबको तथा अन्य 
पितरोंको भी उनके उद्धारके लिये यै पिण्ड देता 
हूँ। सोम, मङ्गल और बुधस्वरूप तथा बृहस्पति, 
शुक्र, शतै, राहु और केतुरूप भगवान्‌ | 
सूर्यको प्रणाम है।' उत्तर-मानस-तीर्थमें स्तान 
'करनेवाला पुरुष अपने समस्त कुलका उद्धार कर 
देता है॥ १०--१६॥ 

सूर्वदेवको नमस्कार करके मनुष्य सौन- 
आवसे दक्षिण-मानस-तीर्थको जाय और यह 
भावना करे--ैं पितरोंकी तृत्तिके लिये दक्षिण- 
मानस-तौर्थमें सान करता हूँ। मै गयायें इसी 
'उददेशयसे आया हूँ कि मेरे सम्पूर्ण पितर स्वगलोकको 
चले जायें।' तदनन्तर श्राद्ध और पिण्डदान करके 
भगवान्‌ सूर्यको प्रणाम करते हुए इस प्रकार 
कहे -'सबका भरण-पोषण करनेवाले भगवान्‌ 
भानुको नमस्कार है। प्रभो! आप मेरे अध्युदयके 
साधक हों। मैं आपका ध्यान करता हूँ। आप मेरे 
सम्पूर्ण पितरॉकों भोग और मोक्ष देवाले हों। 
'कव्यवाद, अनल, सोम, यम, अर्थमा, अस्निष्यात, 
हिप तथा आज्यप नामवाले महाभाग पितृ- 
देवता यहाँ पदार्पण करें। आपलोगोके द्वारा 
सुरक्षित जो मेरै पिता-माता, मातामह आदि पितर 
हैं, उनको पिण्डदान करनेकै उददेश्यसे यै इस 
गयतीर्थे आया हूँ।' मुण्डपृष्ठक उत्तर भागे 
देवताओं और ऋषियोंसे पूजित जो 'कनखल' 
नामक तीर्थ है, वह तीनों लोकॉमें विख्यात है। 
सिद्ध पुरुषोंके लिये आनन्ददायक और पापियोके 
लिये भयंकर बड़े-बड़े नाग, जिनकी जीभ 
'लपलपाती रहती है, उस तीर्थकी प्रतिदिन रक्षा 
करते हैं। वहाँ स्नान करके मनुष्य इस भूतलपर 


सुखपूर्वक क्रीडा करते और अततम स्वर्गलोकको 
जाते हैं ॥२७-र४॥ 

सत्पक्षात्‌ महानदीमें स्थित परम उत्तम फल्गु- 
लोर्थयर जाय। यह नाग, जनार्दन, कूप, वट और 
'उतर-मानससे भी उत्कृष्ट है। इसे 'गयाका शिरोधाग' 
कहा गया है। गयाशिरको ही “फल्गु-तीर्थ' कहते 
हैं। यह मुण्डपृष्ठ और नग आदि तीर्थकी अपेक्षा 
सारसे भी सार वस्तु है। इसे 'आध्यन्तर-तोर्थ' 
कहा गया है। जिसमें लक्ष्मी, कामधेनु गौ, जल 
और पृष्वी सभी फलदायक होते हैं तथा जिससे 
दृष्टि रमणीय, मनोहर वस्तुएँ फलित होती हैं, वह 
“फल्गु-तीर्थ' है। फल्गु-तीर्थ किसी हलके- 
फुलके तीर्थके समान नहीं है। फल्गु-तीर्थमे स्नान 
करके मनुष्य भगवान्‌ गदाधरका दर्शन करे तो 
इससे पुण्यात्मा पुरुषॉको क्या नहीँ प्राप्त होता? 
भूतलपर समुद-पर्यन्त जितने भी तीर्थ और 
सरोवर हैं, वे सब प्रतिदिन एक आर फल्गु- 
तर्थमें जाया करते हैं। जो तीर्थराज फल्गु-तीर्थमे 
श्रद्धाके साथ स्नान करता है, उसका वह स्नान 
पितरोको ब्रह्मलोककी प्राति करनेवाला तथा 
अपने लिये भोग और मोक्षकी सिद्धि करनेवाला 
होता है॥ २५-३०॥ 

श्र्धकर्ता पुरुष स्नानके पश्चात्‌ भगवान्‌ 
बद्याजीको प्रणाम करे। (उस समय इस प्रकार 
कहे) “कलियुगे सब लोग महेश्वरके उपासक 
हैं; किंतु इस गया-तीर्थमें भगवान्‌ गदाधर उपास्यदेव 
हैं। यहाँ लिङ्गस्वरूप ब्रह्माजौका निवास है, उन्हीं 
हे श्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान्‌ गदाधर 
(वासुदेव), बलराम (संकर्षण), प्रधुम्न, अनिरुद्ध, 
जारायण, ब्रह्म, विष्णु, नृसिंह तथा वराह आदिको 
मैं प्रणाम करता हँ तदनन्तर श्रीगदाधरका दर्शन 
करके मनुष्य अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर 
देता है। दूसरे दिन धर्मरण्य-तीर्थका दर्शन करे। 


रड 


= अस्िषुण+ 


हाँ मतङ्ग मुनिके श्रेष्ठ आश्रमम मतङ्ग-वापीके 
जलमें स्नान करके श्राद्धकर्ता पुरुष पिण्डदान 
करे। वहाँ मतङ्गेश्वर एवं सुसिद्धेशरको मस्तक 
'झुकाकर इस प्रकार कहे ~ समू देवता प्रमाणभूत 
होकर रहेँ, समस्त लोकपाल साक्षो हों, मैंने इस 
मतङ्ग-तीर्थमें आकर पितरोंका उद्धार कर दिया।' 
तत्त बराहा-तीर्थ नामक कूपं स्तान, तर्पण 
और श्राद्ध आदि करे।“उस कूप और यूपके 
मध्यभागे किया हुआ श्राद्ध सौ पीढ़ियोंका 
उद्धा करनेवाला है। वहाँ धरमात्पा पुरुष महायोधि- 
वृक्षको नमस्कार करके स्वगंलोकका भागी होता 
है। तीसरे दिन नियम एवं तका पालन करलेवाला 
पुरुष “ब्रहा-सरोवर' नामक तौर्थमें- नान करे। 
उस समय इस प्रकार पथा कर ~ ब्रहम 
सेवित ब्रह्म-सरोवर-तौर्थमें पितरोको ब्हमलोकको 
प्राप्ति करानेके लिये सनान करता हूँ।' राक्ता 
पुरुष तर्पण करके पिण्डदान दे। फिर वृक्षको 
साँचे। जो वाजपेय-यज्ञका फल पाना चाहता हो, 
चह ब्रह्माजीद्वारा स्थापित यूपकी प्रदक्षिणा 
करे॥३१-३९॥ 

उस तीर्थमें एक मुनि रहते थे, ने जलका घडा 
और कुराका अप्रभाग हाथमे लिये आमके पेड़को 
जड़में पानी देते थे। इससे आम भी सांचे गये 
और पितरोंकी भी तति हुई । इस प्रकार एक ही 
क्रिया दो प्रयोजन सिद्ध कलेवाली हो गयी।* 
अहाजीको नमस्कार करके मनुष्य अपनी सौ 
पौदियोका उद्धार कर देता है। चौथे दिन फल्गु- 
तीर्थमें सनान करके देवता आदिका तर्पण करे। 
फिर गयाशीर्षमें श्राद्ध और पिण्डदान करे। 
गयाका क्षेत्र पाँच कोसका है। उसमें एक कोस 
केवल “गयाशीर्ष' है। उसमें पिण्डदान करके 


मनुष्य अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर सकता 
है। परम बुद्धिमान्‌ महादेवजोने मण्डपे अपना 
देर रखा है। मुण्डपृष्ठमे हो गयासुरका साक्षात्‌ 
सिर है, अतएव उसे 'गया-शिर' कहते हैं। जहाँ 
साक्षात्‌ गयाशीर्ष है, वहाँ फल्गु-तीर्थका आश्रय 
है। फल्गु अमृठकी धारा बहाती है । वहाँ पितरोके 
उद्देश्यसे किया हुआ दान अक्षय होता है। 
दशाञ्चमेध-तोर्थमे स्नान तथा ब्रह्माजीका दर्शन 
करके महादेवजीके चरण (स्क्रपाद)-का स्पर्श 
करनेपर मनुष्य पुनः इस लोकमें जन्म नहीं लेता। 
गयाशीर्षमें रमौके पतते-बराबर पिण्ड देनेसे भी 
नरको पड़े हुए पितर स्वर्गको चले जाते हैं और 
स्वर्गबासो पितरोंको मोक्षकी प्रापि होती है। वहाँ 
खीर, आटा, सतु, चरु और चावलसे पिण्डदान 
करे। तिलमिश्रित गेहूँसे भी स्रामं पिण्डदान 
करके मनुष्य अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर 
सकता है॥४०-४८॥ 

इसी प्रकार "विष्णुपदी भें भी श्राद्ध और 
पपिण्डदान करनेवाला पुरुष पितृ-ऋणसे छुटकारा 
पाता है और पिता आदि ऊपरकी सौ पीढ़ियों 
तथा अपनेको भी तार देता है । “ब्रह्मद'में आद. 
कसलेवाला मानव अपने पितरोको ब्रहमलोकमे 
चहुँचाता है। दक्षिणारिन, गाहंपत्य-अस्नि तथा 
आहवनीय-असिके स्थानमे श्राद्ध करनेवाला पुरुष 
अज्ञफलका भागी होता है । आवसथ्यागित, चन्द्रमा, 
सूर्य, गणेश, अगत्य और कार्तिकेयके स्थानम 
आद काला मनुष्य अपने कुलका उद्धार कर 
देता है। मनुष्य सूर्यके रथको नमस्कार करके 
कर्णादित्यको मस्तक झुकावे। कनकेश्वरके पदको 
जाम करके गया-केदार-तीर्थको नमस्कार करे। 
इससे मनुष्य सब पापोसे छुटकारा पाकर अपने 


प र बु पारप आर मखे खल ददाति। आड सकः सित एज एका किया पथकर प्रसिका।, 


(ल चुः १५४४०) 


«अध्याय ११५* 


पितराँको ब्रह्मलोकमें पहुँचा देता है। विशाल भी 
गयाशीर्षमें पिण्डदान करे पुत्रवान्‌ हुए। 
कहते हैं, विशाला नगरमे एक “विशाल” 
जामसे प्रसिद्ध राजपुत्र थे। उन्होंने ब्राह्मणोंसे 
'घूछा-मुझे पुत्र आदिकी उत्पत्ति किस प्रकार 
होगी ?' यह सुनकर ख्राह्मणोंने विशालसे कहा-- 
“यामे पिण्डदान केसे तुम्हें सब कुछ परात 
होगा।' तब विशालने भी गयाशीर्षमे पितरोंको 
पिण्डदान किया। उस समय आकाशे उन्हें तीन 
पुरुष दिखायी दिये, जो क्रमश: छठ, लाल और 
काले थे। विशालने उनसे पूछा- आप लोग 
कौन हैं?' उनमेसे एक श्रेतवर्णवाले पुरुषने 
'विशालसे कहा--मैं तुम्हारा पिता हूँ; मेरा वर्ण 
षत है; यै अपने शुभकर्मसे इन्द्रलोकमे गया था। 
बेटा! यै लाल रंगवले मेरै पिता और काले 
रंगवाले मेरे पितामह थे। ये नरकरमे पड़े थे; तुमने 
हम सबको मुक्त कर दिया। तुम्हारे पिण्डदानसे 
हमलोग ब्रहालोकमे जा रहे हैं।' यों कहकर वे 
तीनों चले गये। विशालको पुत्र-पौत्र आदिको 
प्राप्ति हुई। उन्होंने राज्य भोगकर मृत्युके पक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीहरिको परास कर लिया॥ ४९--५९॥ 
एक प्रेतोंका राजा था, जो अन्य प्रेतोकि साथ 
अहुत पीड़ित रहता था। उसने एक दिन एक 
अणिक्‌से अपनी मुक्तिके लिये इस प्रकार कहा- 
"भाई! हमारे द्वारा एक ही पुण्य हुआ था, जिसका 
'फल यहाँ भोगे हैं। पूर्वकालमें एक बार श्रवण- 
नक्षत्र और द्वादशी तिथिका योग आनेपर हमने 
अन्न और जलसहित कुम्भदान किया था; वही 
प्रतिदिन मध्याहके समय हमारी जोवन-रक्षाके 
लिये उपस्थित होता है। तुम हमसे धन लेकर 
गया जाओ और हमारे लिये पिण्डदान करो।' 
चणिक्‌ने उससे धन लिया और गयामें उसके 


निमित्त पिण्डदान किया। उसका फल यह हुआ 
कि वह प्रेतराज अन्य सब प्रतोके साथ मुक्त 
होकर श्रीहरिके धाममे जा पहुँचा। गयाशीर्षमें 
पिण्डदान करसे मनुष्य अपने पितराँका तथा 
अपना भी उद्धार कर देता है॥६०--६३॥ 
वहाँ पिण्डदान करते समय इस प्रकार कहना 
ाहिये--' मेरे पिताके कुलमें तथा माताके बं 
और गुरु, अशुर एवं बन्धुजनोकि वंशमे जो 
मृत्युको प्राप्त हुए हैं, इनके अतिरिक्त भी जो 
बन्धु-बान्धव मरे हैं, मेरे कुलमें जिनका श्राद्ध- 
कर्म-पिण्डदान आदि लु हो गया है, जिनके 
कोई सत्पुत्र नहँ रहा है, जिनके श्राद्ध -कर्म 
जहाँ होने पाये हैं, जो जन्मके अंधे, लँगडे और 
विकृत रूपवाले रहे हैं, जिनका अपक्क गर्भके 
रूपमे निधन हुआ है, इस प्रकार जो मेरे फुलके 
ज्ञात एवं अज्ञात पितर हों, वे सब मेरे दिये हुए 
इस पिण्डदानसे सदाके लिये तू हो जायँ। जो 
कोई मेरे पित प्रेतरूपसे स्थित हों, वे सब यहाँ 
पिण्ड देनेसे सदाके लिये तृत्िको प्राप्त हों।' अपने 
कुलको तारनेवाली सभी संतानोंका कर्तव्य है कि 
थे अपने सम्पूर्ण पितरोंके उ्देश्ससे वहाँ पिण्ड दें 
तथा अक्षय लोककी इच्छा रखनेवाले पुरुषको अपने 
लिये भी पिण्ड अवश्य देना चाहिये*॥ ६४--६८॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष पाँचवें दिन 'गदालोल' 
स्तान करे। उस समय इस मनत्रका 
पाठ करे--“भगवान्‌ जनार्दन! जिसमें आपकी 
गदाका प्रक्षालन हुआ था, उस अत्यन्त पावन 
*गदालोल' नामक तीर्थमें मैं संसाररूपी रोगकी 
जान्तिके लिये स्वान करता हूँ/॥ ६९ ; ॥ 
“अक्षय स्वर्ग प्रदान करनेवाले अक्षयवटको 
नमस्कार है। जो पिता-पितामह आदिके लिये 
अक्षय आश्रय है तथा सब पापोंका क्षय कस्नेवाला 


निलो दयन सच्या । अननल तया देखे कं सोक्ता ॥ (अपुण ११५।६८) 


२४६ ० असनिपुताण » 


है, उस अक्षय वटको नमस्कार है।“ प्रार्थना| अक्षय होता है। पितर उसी पुत्रसे अपनेको 
कर वटके नीचे श्राद्ध करके ब्राह्मण-भोजन | पुत्रवान्‌ मानते हैं, जो गयामें जाकर उनके लिये 
करवे॥७०-७१॥ अन्नदान करता है। बट तथा वटेश्वरको नमस्कार 

हाँ एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे कोटि | करके अपने प्रपितामहका पूजन करे। ऐसा 
आहारणोको भोजन करानेका पुण्य होता है। फिर | करनेवाला पुरुष अक्षय लोकमें जाता है और 
यदि बहुत-से ब्राहाणोंको भोजन कराया जाय, | अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। क्रमस 
तब तो उसके पुण्यका कया कहना है? वहाँ | हो या बिना क्रमसे, गयाकी यात्रा महान्‌ फल 
पितरोंके उद्देश्यसे जो कुछ दिया जाता है, वह | देनेवाली होती है॥७२-७४॥ 

इस रकार आहि आणो महानुशाणरमे 'ठजा-काजकी विधिका य्न” नामा 
एक सा जहाँ अध्याय पण हुआ ११५४ 


एक सौ सोलहवाँ अध्याय 
गयामें श्राद्धकी विधि 


अग्निदेव कहते हैं गावतर-मन्रसे ही 
महानदीम स्नान करके संघ्योपासना करे। प्रात:काल 
गायत्रीके सम्मुख किया हुआ श्राद्ध और पिण्डदान 
अक्षय होता है। सूयोदयके समय तथा मध्याहकालमें 
सनान करके गौत और यके द्वारा सावित्रो 
देवीकी उपासना करे। फिर उन्हींके सम्मुख 
संध्या करके नदीके तटपर पिण्डदान करे। 
तदनतर अगस्त्पपदमें पिण्डदान करे। फिर 
'चोनिदवार' (ब्रह्मयोनि)-में प्रवेश करके निकले | 
इससे वह फिर माताकी योनिमें नहीं प्रवेश 
करता, पुनर्जन्मसे मुक्त हो जाता है। त्त्‌ 
काकशिलापर बलि देकर कुमार कार्तिकेयको 
रणाम करे। इसके बाद स्वर्दवार, सोमकुण्ड और 
चायु-तीर्थमें पिण्डदान करे। फिर आकाशङ्गा 
और कपिलाके तटपर पिण्ड दे। वहाँ कपिलेश्वर 
शिवको प्रणाम करके रुक्मिणोकृष्डपर पिण्डदान 
करे॥ १-५॥ 

कोटि-तीर्थमे भगवान्‌ कोटीश्वरको नमस्कार 
करके मनुष्य अमोषपद, गदालोल, वानरक एवं 
गोप्रचार-तीर्थमें पिण्डदान दे। वैतरणीसें गौको 


नमस्कार एवं दान करके मनुष्य अपनी इक्कीस 
पौडियोँका उद्धार कर देता है। वैतरणीकै तटपर 
आद्ध एवं पिण्डदान करे। उसके बाद क्रौजषपादमें 
पिण्ड दे। तृतीया तिथिको विशाला, निश्िर, 
ऋणमोक्ष तथा पापमोक्ष-तीर्षमें भी पिण्डदान 
करे। भस्मकुण्डमें भस्मसे स्नान करनेवाला पुरुष 
पापस मु हो जाता है। वहाँ भगवान्‌ जनार्दनको 
प्रणाम करे और इस प्रकार प्रार्थना करे 
“जनार्दन! यह पिण्ड मैने आपके हाथगें समर्पित 
किया है। परलोकमें जानेपर यह मुझे अक्षयरूपमें 
प्रा हो।' गयामें साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही 
पिह्देवके रूपमे विराजमान हैं ॥६--१०॥ 

उन भगवान्‌ कमलनयनका दर्शन करके मानव 
तीनों ऋणोंसे मु हो जाता है। तदनन्तर 
आ्ण्डेयेश्वरको प्रणाम करके मनुष्य ग्ेशरको 
नमस्कार करे। महादेवजीके मूत्र धारे पिण्डदान 
करना चाहिये। इसी प्रकार गृप्रकूट, गृप्रवट और 
अौतपादमें भी पिण्डदान करना उचित है। पुष्करिणी, 
कर्दम और गमती पिण्ड दे। फिर प्रभासेशरको 
जमस्कार करके प्रेतशिलापर पिण्डदान दे। उस 


*अष्याय ११६० 


समय इस प्रकार कहे --'दिव्यलोक, अन्तरिक्षलोक 
तथा भूमिलोकमे जो मेरे पितर और बान्धव 
आदि सम्बन्धी प्रेत आदिके रूपमे रहते हों, वे 
सब लोग इन मेरै दिये हुए पिण्डोंके प्रभावसे 
मुक्ति-लाभ करें।' ग्रेतशिला तीन स्थानों अत्यन्त 
पावन मानी गवी है-गयाशीर्ष, प्रभासतोर्थ और 
प्रेतकुण्ड। इनमें पिण्डदान करनेवाला पुरुष अपने 
कुलका उद्धार कर देता है॥११--१५॥ 

विश्वको नमस्कार करके उनके आगे 
पिण्डदान दे। गयानाभि, सुधुम्ना तथा महाको्टमे 
भी पिण्डदान करे। भगवान्‌ गदाधरके सामने 
मुण्डपृष्ठपर देवीके समीप पिण्डदान करे। पहले 
क्षेत्रपाल आदिसहित मुण्डपृष्ठको नमस्कार कर 
लेना चाहिये। उनका पूजन करनेसे भयका नाश 
होता है, विष और रोग आदिका कुप्रभाव भी दूर 
हो जाता है। ब्रह्माजीको प्रणाम करनेसे मनुष्य 
अपने कुलको ग्रह्मलोकमें पहुँचा देता है। सुभरा, 
'बलभट् तथा भगवान्‌ पुरुषोतमका पूजन करनेसे 
मनुष्य सम्पूर्ण कापनाओंको प्राप्त करके अपने 
कुलका उद्धार कर देता और अत्म स्वर्गलोकका 
भागी होता है। भगवान्‌ हृषीकेशको नमस्कार 
करके उनके आगे पिण्डदान देना चाहिये। 
श्रोमाधवका पूजन करके मनुष्य विमानचारी 
देवता होता है॥ १६--२०॥ 

भगवती महालक्ष्मी, गौरी तथा मङ्गलमयी 
सरस्वतीकी पूजा करके मनुष्य अपने पितरोंका 
उद्धार करता, स्वयं भी स्वर्गलोकमें जाता और 
वहाँ भोग भोगनेके पश्चात्‌ इस लोकमें आकर 
शास्त्रोंका विचार करनेवाला पण्डित होता है। 
फिर बारह आदित्यॉका, अग्निका, रेवन्तका और 
इका पूजन करके मनुष्य रोग आदिसे छुटकारा 
पा जाता है और अन्तमें स्वर्गलोकका निवासी 
होता है। “शरकपर्दि विनायक' तथा कार्तिकेयका 


पूजन करलेसे मनुष्यको निर्मिष्नतापूर्वक सिद्धि 
प्राप्त होती है। सोमनाथ, कालेश्वर, केदार, प्रपितामह, 
सिद्धेश्वर, सुरेश्वर, रामेश्वर तथा ब्रह्मकेश्वर- 
इन आठ गुप्त लिज्लॉका पूजन करनेसे मनुष्य 
सब कुछ पा लेता है। यदि लक््मीप्रासिकी 
कामना हो तो भगवान्‌ नारायण, वाराह, नरसिंहको 
जमस्कार करे। ब्रह्मा, विष्णु तथा त्रिपुरनाशक 
महेश्वरको भी प्रणाम करे। वे सब कामनाओंको 
देनेवाले हैं॥ २१-२५॥ 

सौता, राम, गरुड़ तथा वामनका पूजन 
केसे मानव अपनी सम्पूर्ण कामनाएँ प्राप्त कर 
लेता है और पितरोंको ब्रह्मलोकको प्राति करा 
देता है। देवताओँसहित भगवान श्रोआदि-गदाधरका 
पूजन करलेसे मनुष्य तौनों ऋणोंसे मुक्त होकर 
अपने सम्पूर्ण कुलको तार देता है। प्रेतशिला 
देवरूपा होनेसे परम पवित्र है। गयामें वह शिला 
देवमवी ही है। गयामें ऐसा कोई स्थान नहीं है, 
जहाँ तीर्थ न हो। गयामें जिसके नामसे भी पिण्ड 
दिया जाता है, उसे वह सनातन ब्रहम प्रतिष्ठित 
कर देता है। फल्लवीश्वर, फल्गुचण्डी तथा 
अङ्गारकेश्वरको प्रणाम करके श्राद्धकर्ता पुरुष 
मतङ्गमुनिके स्थानमें पिण्डदान दे। फिर भरतके 
आश्रमपर भौ पिण्ड दे। इसी प्रकार हंस-तीर्थ और 
कोटि-तौर्थमें भी करना चाहिये। जहाँ पाण्डुशिला 
जद है, वहाँ अष्तिधार तथा मधुलवा तीर्थम 
पिण्डदान करे। तत्पश्षात्‌ इत्द्रेधर, किलकिलेश्वर 
तथा वृद्धि-वितायकको प्रणाम करे; तदनन्तर 
धेनुकारण्वरमे पिण्डदान करे, धेनुपदमे गौको 
नमस्कार करे। इससे वह अपने सम्पूर्ण पितराँका 
उद्धार कर देता है। फिर सरस्वती-तीर्थमें जाकर 
पिण्ड दे। सायंकाल संध्योपासना करके सरस्वती 
देवीको प्रणाम करे। ऐसा करनेवाला पुरुष तीनों 
कालकी संध्योपासनामें तत्पर बेद-वेदाज्ञोंका 


२४८ 


«अपुण 


स ममम 


पारंगत विद्वान्‌ ब्राह्मण होता है॥ २६--३३॥ 
'गयाकी परिक्रमा करके वहाँके ब्राह्मणोंका 
पूजन करनेसे गया-तीर्थमें किया हुआ अन्नदान 
आदि सम्पूर्ण पुष्य अक्षय होता है। भगवान्‌ 
गदाधरकी स्तुति करके इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
“जो आदिदेवता, गदा धारण कललेवाले, गयाके 
निवासी तथा पितर आदिको सद्गति देनेवाले हैं, 
उन योगदाता भगवान्‌ गदाधरको मैं धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्षकों प्राप्तिके लिये प्रणाम करता 
हूँ। वे देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और 
अहंकाससे शून्य हैं। नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
ततय तथा देवता और दालवोंसे वन्दित हैं। 
देवताओं और देवियोंके समुदाय सदा उनकी 
सैवामे उपस्थित रहते हैं मं उनह प्रणाम करता हूँ। 
चे कलिके कल्मष (पाप) और कालकी पौडाका 
जाश करनेवाले हैं। उनके कण्ठमें वनमाला 
सुशोभित होती है। सम्पूर्ण लोकपालोंका भी 


उन्होंके द्वास पालन होता है। चे सबके कुलॉका 
उद्धार करनेमें मन लगाते हैं। व्यक्त और 
अव्यक्त--सबयें अपने स्वरूपको विभक्त करके 
स्थित होते हुए भी वे वासतवमें अविभक्तात्मा ही 
हैं। अपने स्वरूपमें हो उनकी स्थिति है। वे 
अत्यन्त स्थिर और सारभूत हैं तथा भयंकर 
पापका भौ मर्दन करनेवाले हैं। मैं उनके चरणो 
मस्तक झुकाता हूँ। देव! भगवान्‌ गदाधर! मै 
'ितरोंका श्राद्ध करलेके निमित्त गयामें आया हूँ। 
आप यहाँ मेरे साक्षी होइये। आज मैं तीनों 
उसे मुक्त हो गया। ब्रह्मा और शंकर आदि 
देवता मरे लिये साक्षी बरने। मैंने गयामें आकर 
अपने पितरॉंका उद्धार कर दिया।' श्राद्ध आदिमं 
जयाके इस माहात्म्यका पाठ करसे मनुष्य 
लोका भागी होता है। गयापें पितरॉंका 
श्राद्ध अक्षय होता है। वह अक्षय ग्रहालोक 
देनेवाला है ॥ ३४-४३॥ 


इस प्रकार आदि आण्नेय महापुरं 'गयामे आद्धकी विधि” विषयक 
एक सौँ सोलाहकाँ अध्याय पूरा हुआ# ११६४ 
ene 
एक सौ सत्रहवाँ अध्याय 
आद्ध-कल्प 


अग्निदेव कहते हैं महरि कात्यायनने 
मुनियोसे जिस प्रकार श्राद्धका वर्णन किया था, 
उसे बतलाता हूँ। गया आदि तीम, विशेषतः 
संक्रान्ति आदिके अवसरपर श्राद्ध करना चाहिये। 
अपराहकालमें, अपरपक्ष (कृष्णपक्ष)-में, चतुर्थी 
तिथिको अथवा उसके वादको तिथिय 
आडोपयोगी सामग्री एकत्रित कर उत्तम नकष 
आड़ करे। श्राद्के एक दिन पहले हौ ब्राह्मणॉको 
निमन्त्रित करे। संन्यासी, गृहस्थ, साधु अथवा 
स्नातक तथा श्रोत्रिय ख्राहाणोंको, जो निन्दाके 
पात्र न हों, अपने कमम लगे रहते हों और शिष्ट 


एवं सदाचारी हों-निमन्त्रित करना चाहिये। 
जिनके शरीरमेँ सफेद दाग हों, जो कोढ़ आदिके 
रोगोँसे ग्रस्त हों, ऐसे ब्राह्मणोंको छोड़ दे; उन्हें 
आद्में सम्मिलित न करे। निमन्त्रित ब्राह्मण जब 
स्तान और आचमन करके पवित्र हो जायें तो 
उन्हें देवकर्ममें पूर्वाभिमुख बिठावे। देव-श्राद्ध, 
पितृ शराडमे तीन-तीन ब्राह्मण रहें अथवा दोनों 
एक-एक ही ब्राह्मण हों। इस प्रकार मातामह 
आदिके श्राद्धमे भी समझना चाहिये। शाक 
आदिसे भी श्राद्ध-कर्म करावे॥ १-५ ॥ 
डके दिन ब्रहाचारी रहे, क्रोध और उतावली 


१९७० २४९ 


डा कछ कक कक 5 कक 9 कक कक «कस क कस कक  कक9 झ 5 कस सब 5 सम न 


ज करे। जगन सत्यवादी और सावधान रहे। उस | पिलँछोकान्‌ पृणीहि नः स्वधा ।' यह मन्त्र पढ़कर 


(दिन अधिक मार्ग न चले, स्वाध्याय भी न करे, 
मौन रहे। सम्पूर्ण पंक्तिमूर्धन्य (पंक्तिमें सर्वश्रेष्ठ 
अथवा पंक्तिपावन) ब्राह्मणोंसे प्रत्येक कर्मके 
विषयमे पूछे। आसनपर कुश बिछावे। पितृकर्ममें 
कुशोको दुहरा मोड़ देना चाहिये। पहले देव- 
कर्म, फिर पितृ-कर्म करे।' देव-धर्म स्थित 
ब्राह्मणोंसे पूछे-' मैं विश्वेदेबॉंका आवाहन करूँगा।” 
ब्राह्मण आज्ञा दें--' आवाहन करो ', तब 'विश्वेदेवास 
आगत शृणुताम इमः हवम्‌, एदं बहिरियोदत' 
(बजु० ७। ३४)--इस मन्त्रके ड्वारा विश्ेदेवोका 
आबाहन करके आसनपर जौ छोड़े तथा 'विश्वेदेवाः 
भणुतेमः हवं मे ये अन्तरिक्षे य उपचाविष्ठ। ये 
अग्निजिह्वा उत या यजत्रा आसद्यास्मिन्‌ यर्किधि 
मादयघ्वम्‌॥' (यजु० ३३।५३)--इस मन्त्रका 
जप करे। तत्पश्चात्‌ पितृकर्ममें नियुक्त ब्राहमण 
पूछे -'मैं पितरोंका आवाहन करूँगा।' ब्राह्मण 
'कहें--'आवाहन करो ।' तब “उशस्तस्त्वा० ” इस 
मन्त्रका पाठ करते हुए आवाहन करे। फिर 
“अपहता असुर रक्षाइसि वेदिषदः॥' (यजुः 
२।२९)-इस मन्त्रसे तिल बिखेरकर ' आयन्तु 
'नः०"` इत्यादि मन्त्रका जप करे। इसके बाद 
'पवित्रकसहित अर्ध्यपात्रमे 'शं॑ नो देवी० इस 
मन्त्रसे जल डाले॥ ६-१०॥ 

तदनन्तर 'यबोऽसि^ इस मन्त्रसे जौ देकर 
पितरोंके निमित्त सर्वत्र तिलका उपयोग करे। 
(पितरोके अर्ध्यपात्रमें भी 'शं नो देवी०' इस 
मन््रसे जल डालकर) "तिलोऽसि सोमदेवत्यो 
गोसवे देवनिर्मितः। प्रलवद्धिः प्रत्तः स्वथया 


तिल डाले। फिर “श्रीक्ष ते लक्ष्मीश्च पल्याव- 
हरत्य नकषत्राणि रूपमश्चिनौ व्यान्तम्‌। इष्णब्रि- 
्ाणामुं म इषाण सर्वलोकं म इषाण॥' (यजु० 
३९।२२) इस मनतस अर्ध्यपत्रमे फूल छोड़े। 
अर््यपातर सोना, चाँदी, गूलर अथवा पत्तेका होना 
चाहिये। उसोमें देवताओंके लिये सव्यभावसे 
और पितरॉके लिये अपसव्यभावसे उक्त वस्तुएँ 
रखनी चाहिये। एक-एकको एक-एक अर्ध्यपात्र 
पृथक्‌-पृथक्‌ देना उचित है। पितरोके हाथोंमें 
पहले पवित्री रखकर हो उन्हें अर्घ्य देना 
चाहिये॥ ११-१३॥ 

तत्पश्चात्‌ (देवताओके अर््यपात्रको बाव हाथमे 
लेकर उसमें रखो हुई पवित्रीको दाहिने हाथसे 
निकालकर देव-भोजन-पात्रपर पूवाग्र करके रख 
दे। उसके ऊपर दूसरा जल देकर अर््यपा्रको 
डककर) निम्बाङ्कित मन्त्र पढे--'३% या दिव्या 
(आपः पयसा सम्बभूवुर्या अन्तरिक्षा उत 
पार्थिवीर्या:। हिरण्यवर्णा यशियास्ता न 
आप: शिवाः शः स्योनाः सुहवा भवन्तु॥' 
फिर (जौ, कुश और जल हाथमें लेकर संकल्प 
पे -) “ॐ अद्यामुकगोज्राणां पितृषितामह- 
प्रपितामहानाम्‌ अमुकामुकशर्मणाम्‌ 
अमुकथ्राद्धसम्बन्धिनो विश्ेदेवाःएप खो हतारयः 
स्वाहा।'--यो कहकर देवताओंको अर्घ्य देकर 
पात्रको दक्षिण भामे सीधे रख दे। इसी प्रकार 
पिता आदिके लिये भी अर्घ्य दे। उसका संकल्प 
इस प्रकार है-'ओमध्य अमुकगोत्र पितः 
अमुकशर्मन्‌ अमुरा एव हस्तयते स्वथा।' 


जग आर्य करे पू रख-ीप जला से चरे 


२. ॐ उता विधोमशुरान: समिम । उतरत आयह सृ हिद अते (य १९।७५) 
३. ॐ आन पल सोडोनि पे ह्‌ स मदो ऽवस्न्‌॥ (यजु० १९। ५८) 
4 ॐ शन देवीर आपो भकु सव भस उः» (+ १३६।१) 


५, ॐ सोऽसि वामो सवतः । (जुः ५२६) 


इसी तरह पितामह आदिको भी दे। फिर सब | निम्ताङ्कित मन्त्रका जप करे-'ॐ पृथिवी 
अर्घ्यका अवशेष पहले पातरमें डाल दे अर्थात्‌ | ते पात्र छौरपिधान ख्राहाणस्य मुखेऽमृतेऽमतं जुहोमि 
प्रपितामहके अर्घ्यमे जो जल आदि हो, उसे | स्वाहा। इद॑ विष्णुर्विचक्रमे 

पितामहके पात्रमें डाल दे। इसके बाद वह सब | निदधे पदम्‌ समूढमस्य पाश्सुरे स्वाहा॥ 


"पताके अर्ध्यपात्रमे रख दे। पिताके अर्घ्यपात्रको 
पितामहके अ्ध्यपात्रके ऊपर रखे। फिर उन 
दोनॉको प्रपितामहके अ्ध्यपाजके ऊपर रख दे। 
तत्पक्षात्‌ तीनोंको पिताके आसनके वामभागमें 
“पितृभ्यः स्थानमसि।' ऐसा कहकर उलट दे। 
तदनन्तर वहाँ देवताओं और पितरेक लिये गन्ध, 
पुष्प, धूप, दीप तथा वस्त्र आदिका दान किया 
जाता है॥ १४--१६॥ 

उसके बाद श्राद्धकर्ता पुरुष पात्रमेसे घृतयुरू 
अन्न निकालकर ब्राह्मणोंसे पूछे --“चैं आरे इस 
अन्नका हवन करूँगा।' ब्राह्मण आज्ञा दें- 
"करो '। तब साम्निक पुरुष तो अहम हवन करे 
और निरीनक पुरुष पवित्रीयुक्त पितरके हाथ 
(अधवा जल)-में मन्त्रसे आहुति दे। पहलो आहुति 
“अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा।' (यजु» २। २९) 
कहकर दे। दूसरी आहुति “सोमाय पितृमते 
स्वाहा।' (यजु० २। २९) इस मनसे दे। दूसरे 
विद्वानॉका मत है कि “यम' एवं ' अङ्गिर” के 
उददेश्यसे आहुति दे'। हवनसे शेष बचे हुए 
अन्नमसे क्रमशः देवताओं और पितरोंके पात्रॉमे 
परेसे और पात्रको हाथसे ढक दे। उस समय 


कृष्ण हव्यमिद रक्ष मदीयम्‌।' (यजु ५। १५) 
कैसा पढ़कर अन्तमें ब्राह्मणके अँगूठेका स्पर्श 
करावे। (देवपात्रॉपर “यवोऽसि यवयास्मद्‌ 
द्वेषो यवयारतीः।' इस मन्ते जौ छोटे) और 
तरेके पातरोपर 'अपहता असुरा रक्षारसि 
चेदिषदः ।' इस मने तिल छींटकर संकल्पपूर्वक 
अन्न अर्पण करे । तदनन्तर 'जुषध्वम्‌।' ( आपलोग 
अन्न ग्रहण करें) ऐसा कहकर गायत्री-मन्त्र 
आदिका जप करे॥ १७-२१॥ 

देवताभ्यः पितृभ्यक्ष महायोगिभ्य एव च। 

जमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव चमो नयः॥ १ 

“इस मनका भी जप करे। पितरॉको तृ 
जानकर पात्रमें अन्न बिखेरै। फिर एक-एक बार 
सबको जल दे। पूर्ववत्‌ सव्यभावसे गायत्री-जप 
करके “मधु याता'' इस ऋचाका जप करे।' 
इसके बाद रामणे पूछे -' आपलोग तृत हो 
जवे?” ब्राह्मण कहें--'हाँ, हम तृत हो गये।' 
तदनन्तर शेष अन्नको ब्राह्मणॉंकी आज्ञा लेकर 
'एकमें मिला दे और पिण्ड बनानेके लिये पत्रे 
बाहर निकाले और पितरे उच्छिष्ट अनके पास 
हो अदनेजन करके कुशॉपर संकल्पपूर्वक तीन 


१, गरि दो भये करे हो छो योका अध और जल कुर अपस्यव कन क-म नम: 

२. देवताओं, पिश, महो, स्वधा और स्वाहाको मेट सर्बदा नमसकार है, नमसकार है। 

३. या मन लीन ऋय है पूछ पन इस प्रकार है -3 साधु का यो साधु रि सिन माध्यः सलथोषधो: ॥ १॥ 
ॐ मधु नकतमुवोवसो मधुमत्‌ प्यः रज. । मु स: सि २७ ॐ मघो यस सूदः म्यो भव 
क ॥३॥ (युन १३। २७-२९) ॐ मधु घु मधु 

५ उ ऋणाके अतिरिङ भी "उदीरकासवर»' (यु, १९। ४९) इर पितृक ' ॐ कृषुष्व चाज:०' (युः १३।९) 
तादो, “सहलशोणा:०! (सु+ ३९) इत पुल्ूङर् उष ॐ आः सिशन:०' (यजु० १७॥३३) इत्यादि 
कोका एवं शतसाियका पाठ भौ किया जता है। 

(नात्य विल्या यतेऽ । नः पल्स द्व्य बै तम; ॥' इस शलोको थी पढ़ा चाहिये। 


= अध्याय ११७० २५१ 


पिण्डदान करे । दूसरोंका मत है कि ज्राह्मण जब | शुभागमन होता रहे। हमारे पास माँगनेवाले 
भोजनके पश्चात्‌ हाथ-मुँह धोकर आचमन कर | आवें, किंतु हम किसीसे न माँगें।' फिर स्वधा- 
लें, तब पिण्डदान देना चाहिये। आचमनके पश्चात्‌ बाचनके लिये पिण्डॉपर पवित्रकसहित कुश 
जल, फूल और अकषत दे॥२२-२५६॥ | बिछावे और ब्राह्मणोंसे पूछे--' स्वधा-वाचन 

फिर अक्षय्योदक देकर मनुष्य आशीर्वादकी | कराऊँगा।' ब्राह्मण आज्ञा दें-'स्वधा-वाचन 
प्रार्थना करे'। '३७ अघोराः पितरः सन्तु।' (मेरै | कराओ ।' तब श्राद्धकर्ता पुरुष इस प्रकार कहे 
"पितर सौम्य हों।) ऐसा कहकर जल गिरावे, फिर | 'ब्राहाणो! आपलोग मेरे पिता, पितामह और 
प्रार्थना करे --' हमारा गोत्र सदा ही बढ़ता रहे, | प्रपितामहके लिये स्वधा-वाचन करें।' ब्राह्मण 
हमारे दाता भी निरन्तर अभ्युदयशील हों, वेदोंकी | कहें--' अस्तु स्वधा ।' तदनतर "ऊज वहन्तीरमृत॑ 
पठन-पाठन-प्रणाली बढ़े। संतानॉकौ भी | घृत॑ पयः कीलालं परिखुतम्‌ सवधा स्थ तर्पयत 
वृद्धि हो। हमारी श्रद्धामें कमी न आवे; हमारे | मे पित, ( (यजु० २।३४)-इस मन्त्रसे कुशॉपर 
पास देने योग्य बहुत सामान संचित रहे; हमारे | दुग्ध-भिग्रित जलको दक्षिणाप्रधारा गिरावे,' फिर 
यहाँ अन्न भी अधिक हो। हम अतिथियोंको प्रा | (सब्य होकर देवार्ष्यपात्रको हिला दे और 
करते रहेँ अर्थात्‌ हमारे घरपर अतिथियोंका | पितरोके) अर्ध्यपात्रको उत्तान करके देवत्राद्ध 

(से जले कुछ दपर दक्षा कुल वलाका भूमिको सो हे ओर शिल. पतहर अल एब जल लेकर - 

५3 अना थे जच वः कुले भ भमौ दहन दृ वन्छ परत गि 

ह प्क वो कुर गह आज अल वै दस आर करके भक सरण क तन बार गप-मलका 
जप कोके बाद अपरता बाकी चौक दीक उसकै अगर कुलके मतो रेका क खा छे; त 52. 
'अपहता०" इत्यादि मन्त्र पढ़े। फिर रेखाके चारों ओर उल्मुकसे अङ्गार-भ्रणण कराने। इसका मन्त्र इस प्रकार है-' ॐ* ये रूपाणि 
जङ असु, सन स्वरा भर ते मु भोक्‌ (पु २ ३५) तत रखापर शत्‌ 
कत भि तोय कि अपचन द टन ग पृ क अघो पि अम 
जुका दोऽ वन् तै पथ देख कवर  जल फिर! यह 'अगतेजन' ह। पण के बर पके स 
उसी पासे जल गिरकर उसी प्रकार संकल्प पढ़कर प्रत्यवनेजन किया जाता है। उसमें ' प्रत्यवनेनिक्व' कहना चाहिये। पिण्डदानका 
संकल्प इस प्रकार है औमद्चामुकगोत पित: अमुकशर्मन्‌ आमुक एच पिण्डे स्वथा।' इसौ प्रकार पितायह आदिको भी देना 
जहिये। पिणडदानकै अनन पिणडकै आध कलच ज हाथ सकर क ~> लकण: वतु फिर पवते 
त बार आपा करके हका साल को। हरर अपायति और मकरके कहे -. अब पितरो माद 
पाभ (नु २। ३१) फिर सात उरक ओर म कस रोककर प्रस कामात मूले पिता 
(न को हुए पिए उता लीटकर दकिन हो काच और कहे... मदन कचभ (जु० २। ३१) 
से बाद के आवेजनपा जो शेष जल हो, उसे पपा गकर पेन रँ। उसका संकल्प अकोजनकी ही भत है। 
“उतोत को "वनेश कहना चाहिये प्क चरन करचा उत है। 

रयन बाट गवि करे सयते अचनन को । फि आपस्प हो जाते हाचे सहने हावे सूत्र लेकर 3 
नो बः पित रसर नमो लेश किले कर नमो क. ल स्वधाद नो च: घो मो च: पि मे 
नोय पिल वो नेय गह परो दहसलो दो दे क २। ३२) “इस मरा उट करे दः ता 
(गजु० २। ३२) - देसा कहते हुए छहाँ पिष्डॉंपर सूत्र रखकर संकल्प को --' अद्याघुकगोज पित: (पितामह, प्रपितामह आदि) अमुकशर्न्‌ 
अमुर पिणे एते वास: स्वधा ।' तत्त्‌ > किया आप: नु" कहकर जल, * अ* सौमतस्यम्‌ असतु।' इस वाक्यका उच्चारण 
करके फुल, > अत चाफिमस्त।" कङकर अच अनरे ल टक, तिल और अल लेकर ' 5; अक पिक 
अतुः अनुकाडे दततक अणि सतु इस प्रकार संकल्प पढ़कर छोड़ दे। ततक्ष सब्य हो दक्षिण 
की ओर देखते हुए पिणडोके नला मियले और पे! आखो: पि सु इसके खाद हाथ जोड पभम 
हो मूल कहे अनुसार आी--ज करे। 

३. इसके आद स्वयं शुककर सब पिण्डॉकों ऋकसे सूच ले और उठा दे। पिण्डोके आधारभूत कुशोंको तथा उल्युक (जिससे 
अर भ्रमण कयदा गया था)-को मे सल दे। 


२५२ 


७ अम्तियुराण० 


मारस 


तथा पितृत्राद्रकी प्रतिष्ठाके लिये यथाशि क्रश: 
सुवर्ण और रजतकी दक्षिणा दे।* इसके बाद 
“विश्वदेवाः प्रीयन्ताम्‌।'-- ऐसा कहकर देवताओंका 
[विसर्जन करे और "वाजेवाजेऽबत वाजिनो नो। 
धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञा:। अस्य मध्यः पिवत 
मादयध्व॑ तृता यात पथ्िभिदेबयानै:॥' (यजु० 
२१।११)-इस मन्त्रसे पिता आदिका विसर्जन 
करें॥ २६-३२॥ 

(तत्पश्चात्‌ सव्यभावसे ' देवताभ्यक्ष०' इत्यादि 
पढ़कर भगवानका स्मरण करें। फिर अपसव्यभावसे 
रक्षादीपको बुझा दे। उसके बाद सव्यभावसे 
भगवानूसे प्रार्थना करे-प्रमादात्कुबतां कर्म 
प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌। स्मरणादेव तत्‌ विष्णोः सम्पूर्ण 
स्यादिति शरुतिः॥ यस्य स्मृत्या च नामोवल्या 
तपोयजक्रियादिषु। न्यून सम्पूर्णतां याति सध 
वन्दै तमच्युतम्‌॥' इत्यादि) तदनन्तर *आ मा 
'खाजस्य०' (यजु० ९। १९) इत्यादि मन्त्र पढ़कर 
बराह्मणके पीछे-पीछे जाय और ब्राह्मणकी परिक्रमा 
करके अपने घरमें जाय। प्रत्येक मासकी 
अमावस्याकों इसी प्रकार पार्वण-श्राद्ध करना | 
चाहिये॥ ३३॥ 

अब मैं एकोदिष्ट श्राद्धका वर्णन करूँगा। यह 
श्राद्ध पूर्ववत्‌ ही करे। इसमें इतनी ही विशेषता 
है कि एक ही पवित्रक, एक ही अर्घ्य और एक 
ही पिण्ड देना चाहिये। इसमें आवाहन, अग्निकरण 
और विद्वेदेव-पूजन नहीं होता। जहाँ तृत्ति पूछनी 
हो, वहाँ 'स्वदितम्‌? ऐसा प्रश्न करे। ब्राह्मण 
उत्तर दे--सुस्वदितम्‌।',“उपतिक्षताम'-- कहकर 


अर्पण करे। अक्षव्योदक भी दे। विसर्जनके समय 
*अभिरप्यताम्‌' का उच्चारण करे त्राहाण कहँ-- 
“अभिरताः स्यः।' शेष सभी बातें पूर्ववत्‌ करनी 
चाहिवे॥ ३४--३६॥ 

अब सपिण्डीकरणका वर्णन करूँगा। यह 
वर्षके अन्तमे और मध्यमें भी होता है। इसमें 
घितरोंके लिये तीन पात्र होते हैं और प्रे लिये 
एक पात्र अलग होता है । चारों र्पो वित, 
हिल, फूल, चन्दन और जल डालकर भर दिया 
जाता है। फिर उन्होंसे श्राडकर्ता पुरुष अर्य देता 
है। “ये सपाना:०' (यजु० १९। ४५-४६) इत्यादि 
दो मनसे प्रेतके अर्ध्यपात्रको क्रमशः तीनों 
पिलरोंकि अव्यपरे मिलाया जाता है। इसी प्रकार 
घिण्डदान, दान आदि पूर्ववत्‌ करके प्रेतके पिण्डको 
पितरे पिण्डमें मिलाया जाता है। इससे प्रेतको 
“पितृ पदवी प्रात होती हैं॥३७--३९॥ 

अब 'आभ्युदयिक' श्राद्ध वतलाता हूँ। इसकी 
सब विधि पूर्ववत्‌ है। इसमें पितृसम्बन्धी मन्तरके 
अतिरिक अन्य मन्त्रोंका जप करना चाहिये। 
'चूर्वाहकालमें आध्युदयिक श्राद्ध और उसकी 
प्रदक्षिणा करनी चाहिये। इसमें कोमल कुश ही 
'उपचार है। यहाँ तिलके स्थानपर जौका ही 
उपयोग होता है। ब्राह्मणोंसे पितरोंकी तृतिके 
लिये प्रश्न करते समय “सम्पन्नम्‌?” का प्रयोग 
करना चाहिये। ब्राह्मण उत्तर दे ' सुसम्पन्नम्‌'। इसमें 
दही, अक्षत और बेर आदिके ही पिण्ड होते हैं। 
आवाहनके समय पूछे -'मैं “तान्दीमुख' नामवाले 
पितरोंका आवाहन करूँगा।' इसी प्रकार अक्षव्य- 


दलका संकल्प इस रार है" मि के ओर जल सक्ने लेकर. 2 अमुक पिदपितामहपरपितामहालाम्‌ 
| अनुककरडसम्बन्धिय। 


(मामलामा च) अमुकासुकशरान्‌ 
तल्प यजा 

'जोटक, तिल, जल लेकर 'ओमधधामुकगोजतय 
इला कहर पिता आदिके लिये दक्षिण दे। 


देल नकु हिस्यमरितदषत्प 


अवालामगोजाय जाणाय दके दमम दुर दिया आाक हो खो "समरे कहना चाहिये। 
ठः अमु कैचा रजत चरण तनपल्योपक लिप्त सघाम' 


4 अध्याय ११७+ 


२५३ 


तृप्तिके लिये “प्रीयताम्‌' ऐसा कहे। फिर पूछे - 
“बै जान्दीमुख पितरॉका तृत्ति-वाचन कराऊँगा।” 
ब्राह्मणॉंकी आज्ञा लेकर कहे -'चान्दीमुखा: पितरः 
प्रीयन्ताम्‌।' (नान्दीमुख पितर तू एवं प्रसत्र 
हों।) (माता, पितामही, प्रपितामही) पिता, 
पितामह, प्रपितामह और. (सपत्नीक). मातामह, 
प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामह-ये नान्दीमुख 
पितर हैं ॥ ४० -४४॥ 

आध्युदयिक श्राड्धमें 'स्वधा' का प्रयोग न 
करे और युग्म ब्राहमणोंको भोजन करावे। अब मैं 
पितरोंकी तृषि बतलाता हूँ। ग्राम्य आनसे तथा 
जंगली कन्द, मूल, फल आदिसे एक मासतक 
पितरोंकी तृष्ति बनी रहती है और गायके दूष एवं 
खीरसे एक वर्षतक पितरोंकी तृत्ति-रहती हैतथा 
वर्षा ऋतुमें त्रयोदशीको विशेषतः मघा-नक्षत्रमें 
किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है।' मतका पाठ 
करनेवाला, अग्निहोत्री, शाखाका अध्ययन करने- 
बाला, छहों ङ्गक विद्वान, त्रिणाचिकेत', जिमधु', 
धर्मद्रोणका' पाठ करनेवाला, त्रिसुपर्ण) तथा 
बृहत्‌ सामका ज्ञाता--ये ब्राह्मण पंक्तिपावन (पंक्तिको 
पवित्र करनेवाले) माने गये हैं ॥४५--४७॥ 

अब काम्य श्राद्धकल्पका वर्णन करूँगा। 


प्रतिपदाको श्राद्ध करवेसे बहुत धन प्राप्त होता है। 
द्वितीवाको श्राद्ध करनेसे श्रेष्ठ स्त्री मिलती है। 
चतुर्ीको किया हुआ श्राद्ध धर्म और कामको 
देनेवाला है। पुत्रको इच्छावाला पुरुष पञ्चमीको श्राद्ध 
करे। ष्टके श्राद्धे मनुष्य श्रेष्ठ होता है। सपमीके 
दधसे खेतौमें लाभ होता और अष्टमीके श्राद्धसे 
अर्थकी प्रात होती है। नवमीको श्राद्धका अनुष्ठान 
केसे एक खुरवाले -घोड़े आदि .पशु प्राप 
होते हैं। दशमीके श्राद्धसे गो-समुदायकी 
उपलब्धि होतो है। एकादशीके श्राद्से परिवार 
और ह्वादशीके श्राद्धसे धन-धान्य बढ़ता है। 
जयोदसीको श्रद्ध करनेसे अपनी जातिमै शरष्ठता 
त होतो है। चतुर्दशीको उसीका श्राद्ध किया 
जता है, जिसका शस्त्वा वध हुआ है। 
अमावास्याको सम्पूर्ण मृत व्यक्तियोंके लिये श्राद्ध 
करनेका विधान है॥ ४८--५१॥ 

'जो दशार्णदेशके बनमे सत व्याध थे, वे 
कालंजर गिरिपर मग हुए, शीप चक्रवाक हुए 
तथा मानस सरोवरें हंस हुए। वे ही अब 
कुरुकषतरमे वेदोंके पारंगत विद्वान्‌ ब्राह्मण हुए हैं। 
अब उन्होंने दूस्तकका मार्ग तय कर लिया है; 
तुमलोग उनसे बहुत पीछे रहकर कष्ट पा रहे 


१ कुछ लोग दे मसल जे लिन मो है, सत्‌ आदय सस कितना मिदव है, यह यस्व, स सक, 


अध्याय १५ के एत हसे स्पट हो जता है... 
डे 


चामर । मु साप त्यया न पुहा 


दूनः परो धर्मों तर 
कां 


मयोवाक्रायबस्व यः ॥ 


कोष 
दा प पिति एक माकर इन्तो झासुदव वम ॥ 


(७-८ ९०) 


“पो समकला पुरुष ढे (ले लिये) मास न दे और न स्व हौ खा; क्योकि लगी तति जैसी सुनिजनोचित 
आते होती है, वैसी पमाहिंसाले नहीं होली । दरक इच्छाले रोके लवे पूर्ण रोके प्रति मन, वाणी और श दण्डका 
त्याग का दन! समान और कोई डे धर्म कहीं है पुसको दसे यजन कसो देखकर जीव हरे है कि “यह अपने हो 


आरोका पोषण 


| करनेकाला निय अनो मुझे अवस मार डे ॥” अवरव कमे मासका उपयोग की जहाँ करना चाहिये। 


३. दिलय कठके अन्त ' अ वाल य: ले न "के कठीन जुकाको पढने या उसका अनुहान करलेवाला 
3. पधा तादो चाओ अध्ययन और मूलका आएन करेवाला। 

ब पर्या दशु ता परका गा यहाँ नका गया है। 

(जेतु माम्‌ साद तीन अतुवाकॉंका अध्ययन और तलम खत करवेदाला॥ 


हो।'* श्राद्ध आदिके अवसरपर इसका पाठ 
केके श्राद्ध पूर्ण एवं ब्रह्मलोक देनेवाला होता 
है। यदि पितामह जीवित हो तो पुत्र आदि अपने 
पिताका तथा पितामहके पिता और उनके भौ 
पिताका श्राद्ध करे। यदि प्रपितामह जीवित हो 
तो पिता, पितामह एवं वृद्धप्रपितामहका श्राद्ध 
करे। इसी प्रकार माता आदि तथा मातामह 
आदिके श्राद्धमे भी करना चाहिये। जो इस 
रादधकल्पका पाठ करता है, उसे श्राद्ध करनेका 
'फल मिलता है॥५२-५६॥ 

उत्तम तीर्थमें, युगादि और मन्वादि लिथियें 


किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। आशन शुक्ला 
वमी, कार्तिककी ड्वादशी, माघ तथा भाद्रपदकी 
दृतीया, फाल्गुनकी अमावास्या, पौष शुक्ला 
एकादशो, आषादकी दशमी, माघमासको ससमी, 
श्रावण कृष्णपक्षको अष्टमी, आषाठ, कार्तिक, 
कालन तथा यकी पूणम --ये तिथियाँ स्वायम्भुव 
आदि मनुसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं। इनके आदिभागमें 
किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। गया, प्रयाग, गङ्गा, 
कुरुक्षेत्र, नर्मदा, श्रीपर्वत, प्रभास, शालग्रामतीर्थ 
(गण्डकी), काशी, गोदावरी तथा 

आदि तीथे श्राद्ध उत्तम होता है॥ ५७ -६२॥ 


रस प्रकार आदि आोड़ महगें “आ -कलसका व” नमक 
एक सौ माँ अध्याय दूर हुआ॥ ११७४ 
mn 
एक सौ अठारहवाँ अध्याय 
भारतवर्षका वर्णन 


अभ्निदेव कहते है समुदके उत्तर और 
हिमालयके दक्षिण जो वर्ष है, उसका नाम 
'भारत' है। उसका विस्तार नौ हजार योजन है। 
स्वर्ग तथा अपवर्ण पानेकौ इच्छावाले पुरुषोके 
लिये यह कर्मभूमि है। महेन्द्र, मलय, सहा, 
शुक्तिमान्‌, हिमालय, विन्ध्य और पारियात्र-ये 
सात यहाँकै कुल-पर्वत हैं। इन, कसेर 
ताम्रवर्ण, गभस्तिमान्‌, नागवी, सौम्य, गान्धर्व 
और बारुण- ये आठ द्वीप हैं। समसे चिरा हुआ 
भारत नबा द्वीप है॥१-४॥ 

भारतद्वीप उत्तरसे दक्षिणकी ओर हजारों 
योजन लंबा है। भारतके उपर्युक्त तौ भाग हैं। 


भारतकी स्थिति मध्यमे है। इसमें पूर्वकी ओर 
'किरात और (पश्चिममे) यवन रहते हैं। मध्यभागे 
आहण आदि वर्णोका निवास है। बेद-स्मृति 
आदि नदियां पारियात्र पर्वते निकली हैं। 
विन्ध्याचलसे नर्मदा आदि प्रकट हुई हँ। सहा पर्वतसे 
तापी, पयोष्णी, गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणा 
आदि नदियोंका प्रादुर्भाव हुआ है॥५-७॥ 
मलबसे कृतमाला आदि और महेन्द्र पर्वतसे 
ज़िसामा आदि नदियाँ निकली हैं। शुक्तिमानूसे 
कुमारी आदि और हिमालयसे चन्द्रभागा आदिका 
जादुर्माव हुआ है। भारतके पश्चिमभागें कुर, 
पाञ्चाल और मध्यदेश आदिकी स्थिति है॥८॥ 


सस प्रकार आदि आच महतुयणम “भरतवर्ष वर्षा” कमक 
रक सौ अदारहका अध्याय पूरा हुआ॥ ११८० 
Se 


साधा 
केसि 


द्ये सुगा कालको किते । चक्का! करे हसः अतँ मसे 
जता: कुरते हाना येद पस्दा यूं तेध्योञयसीदत॥ 


(आल बु १९०।५६-५७) 


«अध्याय ११९० 


२५५ 


एक सौ उन्नीसवाँ अध्याय 
जम्बू आदि महाद्वीपों तथा समस्त भूमिके विस्तारका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं--जम्बूद्रीपका विस्तार 
एक लाख योजन है। वह सब ओरसे एक लाख 
योजन विस्तृत खारे पानीके समुद्से घिरा है। उस 
क्षारसमुद्को घेरकर प्लक्षदवीप स्थित है। मेधातिथिके 
सात पुत्र प्लक्षद्वीपके स्वामी हैं। शान्तभव, 
शिशिर, सुखोदय, आनन्द, शिव, क्षेम तथा 
भुवये सात ही मेधातिथिके पुत्र हैं; उन्हाँके 
जामसे उक्त सात वर्ष हैं। गोमेध, चनद नारद, 
दुनदुभि, सोमक, सुमना और शैल-ये उन वके 
सुन्दर मर्यादापर्वत हैं। वहाँके सुन्दर निवासी 
'वैध्राज' नापसे विख्यात हैं। इस ड्वीपमें सात 
प्रधान नदियाँ हैं। प्लक्षसे लेकर शाकद्वीपतकके 
लोगॉकी आयु पाँच हजार वर्ष है। वहाँ वर्णाश्रम- 
धर्मका पालन किया जाता है॥१-५॥ 

आर्य, कुरु, विविंश तथा भावी -यही वहाँके 
ज्ह्मण आदि वणॉकी संजाएँ हैं। चन्द्रमा उनके 
आराध्यदेव हैं। प्लक्षद्दीपका विस्तार दो लाख 
चोजन है। वह उतने ही बड़े इरे समुदरसे 
'घिरा है। उसके बाद शाल्पलद्वीप है, जो प्लक्षदवोपसे 
डुगुना बड़ा है। वपुष्मानके सात पुत्र शाल्मलद्वीपके 
स्वामी हुए। उनके नाप हैं--श्वेत, हरित, जोमूठ, 
लोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ। इनं तामोंसे 
हाके सात वर्ष हैं। वह प्लक्ढीपसे दुगुना है तथा 
उससे दुगुने परिमाणवाले 'सुरोद' नामक (मदिराके) 
समुद्रे धरा हुआ है । कुमुद, अनल, बलाहक, 
द्रोण, कङ्क, महिष और ककुयान्‌-_ये मरयादापर्वत 
हैं। सात ही वहाँ प्रधान नदियाँ हैं। कपिल, 
अरुण, पीत और कृष्ण--ये वहाँ ब्राह्मण आदि 
वर्ण हैं। वहाँके लोग चायु-देवताकी पूजा करते 
हैं। बह मदिराके समुद्रसे थिरा है॥६-१०३॥ 


इसके बाद कुशट्वीप है। ज्योतिष्मानके पुत्र 
उस टवपके अधीश्वर हैं। उद्भिद, धेनुमान्‌, हरथ, 
सम्बन, थैर्य, कपिल और प्रभाकर-ये सात 
उनके नम हैं। इन्होंके नामपर वहाँ सात वर्ष हैं। 
दमी' आदि वहाँके ब्राह्मण हैं, जो ब्रहारूपधारी 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन करते हैं। विदठम, हेमशैल, 
तिमत पुष्पवान्‌ कुशेशय, हरि और मन्दराचल-- 
ये सात वहाँ के वर्षपर्वत हैं। यह कुशद्रीप अपने 
ही बराबर विस्तारवाले घौकै समुद्रसे घिरा हुआ 
है और वह पृतसपुद्र क्रौकद्वीपसे परिवेष्टित है। 
राजा द्युतिमानके पुत्र श्प स्वामी हैं। उन्होंके 
जामपर वहाँकै वर्ष प्रसिद्ध हैं॥ ११--१४॥ 
कुशल, मनोतुग, उषण, प्रधान, अन्धकारक, 
मुनि और दुन्दुधि-ये सात घुतिमानके पुत्र हैं। 
उस द्वीपके मर्यादापर्वत और नदियाँ भी सात ही 
है। पर्वतोकि नाम इस प्रकार हंक, वामन, 
अन्धकारक, रलशैल', देववृत, पुण्डरीक और 
दुन्दुभि। ये द्वौप परस्पर उत्तरोत्तर दुगुने विस्तारवाले 
'हैं। उन हीमे जो वर्ष पर्वत हैं, वे भी ट्रौपोकि 
समान ही पूर्ववर्ती दवीपके पर्वते दुगुनेविस्तारवाले 
हुँ। वहाँके ब्राह्मण आदि वर्ण क्रमशः पुष्कर, 
धन्य और विच्य-इन नामोसे प्रसिद्ध 
है। वे वहाँ श्रीहरिकी आराधना करते हैं। 
क्रौजद्वीप दधिमण्डोदक (मट्ठे)-के समुद्रसे घिरा 
हुआ है और वह समुद्र शाकद्वीपसे परिवेष्टित है। 
हाके राजा भव्यके जो सात पुत्र हैं, वे ही 
शाकद्वीपके शासक हैं। उनके नाम इस प्रकार 
है-जलद, कुमार, सुकुमार, मणीवक, कुशोत्तर, 
मोदाकी और हुम। इन्होंके नामसे बहाँके वर्ष 
प्रसिद्ध हैं ॥ १५-१९॥ 


री, सेह और बे मः बहि मस, छि, बय और दको संर है। 
३ कहाँ गूल छः जाम ही आये है, त्वि युके आवे हुए "र नहत के अतू अरे एनहैल बढ़ा दिया गया है। 


= अकलपुराण- 


२५६ 


उदयगिरि, जलधर, रैवत, श्याम, कोटक, | करते हैं। पुष्करीप स्वादिष्ट जलवाले समु 
आम्बिकेय और सुर्य पर्वत केखती-ये साठ | चिर हुआ है। उस समुद्रका विस्तार उस 


वहाँके मर्यादापर्वत हैं तथा सात हौ वहाँको 
प्रसिद्ध नदियों हैं'। मग, मगध, मानस्य और 
भन्दग--ये वहाँके ब्राह्मण आदि वर्ण हैं, जो 
सूर्यरूपधारी भगवान्‌ नारायणको आराधना करते 
हैं। शाकद्रीप क्षोरसागरसे घिरा हुआ है । क्षौरसागर 
पुष्करे परिवेष्टित है। वहाँके अधिकारी 
राजा सवनके दो पुत्र हुए, जिनके नाम थे 
महावीत और धातकि। उन्हींके नामसे वहाँके दो 
वर्ष प्रसिद्ध हैं॥ २०-२२॥ 

वहाँ एक ही मानसोत्तर नामक वर्षपर्वत 
बिद्यमान है, जो उस वर्षके मध्यभागमें बलयाकार 
स्थित है। उसका विस्तार कई सहस्र योजन 
है'। ऊँचाई भी विस्तारके समान हो है। 
वहाँ लोग दस हजार वर्षोतक जीवन धारण 
करते हैं। वहाँ देवता लोग बराहमजीको पूजा 


पके समान ही है। महामुने! समुद्रोंम जो जल 
है, वह कभी घटता-बढ्ता नहीं हे। शुक्ल 
और कृष्ण-दोनों पक्षॉमें चद्रमाके उदय और 
अस्तकालमें केवल पाँच सौ दस अङ्ुलतक 
समुहे जलका घटना और बढ़ना देखा जाता है 
(तु इससे जलमें न्यूनता या अधिकता नहीं 
होती है) ॥ २३-२६॥ 

'मौठे जलबाले समुद्रके चारों ओर उससे हुगुने 
परिमाणवाली भूमि सुवर्णमयी है, किंतु वहाँ 
कोई भी जोब-जन्तु नहों रहते हैं। उसके बाद 
'लोकालोकपर्वत है, जिसका विस्तार दस हजार 
योजन है। लोकालोकपर्वत एक ओरसे अन्धका 
आवृत है और वह अन्धकार अण्डकटाहसे 
आवृत है । अण्डकटाहसहित सारी भूमिका विस्तार 
पचास करोड़ योजन है॥ २७-२८॥ 


जत रर आदि आध्नेय महापणम “महड आदिका व” मक 
एक सौं उनसर अध्याय पूण हुआ# १११० 


em 
एक सौ बीसवाँ अध्याय 
[-वर्णन 
अग्निदेव कहते हैं- वसिष्ट! भूमिका विस्तार | समस्त पातालोके नीचे शेषनाग विराजमान हैं, 
सतर हजार योजन बताया गया है। उसकी ऊँचाई | जो भगवान्‌ विष्णुके तमोगुण-प्रधान विग्रह हैं। 
दस हजार योजन है । पृथ्वीके भीतर सात पाताल | उनमें अनन्त गुण हैं, इसीलिये उन्हें ' अननत' भी 
हैं। एक-एक पाताल दस-दस हजार योजन | कहते हैं। वे अपने मस्तकपर इस पृथ्वीको धारण 


विस्तृत है। सात पातालोके नाम इस प्रकार हैं-- 
अतल, वितल, नितल, प्रकाशमान महातल, 


करते हैं ॥ १-४॥ 
पृथ्वीकै नौचे अनेक नरक हैं, परंतु जो 


सुतल, तलातल और सातवाँ रसातल या पाताल। | भगवान्‌ विष्णुका भक्त है, वह उन नरको नहीं 


इन पातालॉकी भूमियाँ क्रमशः काली, पीली, 
लाल, सफेद, कँकरीली, पथरीली और सुवर्णमयी 
हैं। वे सभी पाताल बड़े रमणीय हैं। उनमें दैत्य 
और दानव आदि सुखपूर्वक निवास करते हैं 


पडता है। सू्यदेवसे प्रकाशित होनेवाली पृथ्वोका 
'जितना विस्तार है, उतना ही नभोलोक (अन्तरिक्ष 
या भुवर्लोक)-का विस्तार माना गया है । सष्ठ! 
पृष्वीसे एक लाख योजन दूर सूर्यमण्डल है। 


पा इन नदियोके ऋण इ प्र पिले हुकुमी, कुमारी, नह, बुक, इ, वेलुका और गध 
३. विपणे इसकी काई और विस टोले ही पास र योजन बठादे गये ै। खे विपु २।४।७६। 


5 अध्याय १२०० 


२५७ 


A «७ कककक«ः कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक सकककनक कक कक क++ कक क ++कक+ सन. 


सूर्यसे लाख योजनकी दूरीपर चन्द्रमा विराजमान 
हैं। चन्द्रमसे एक लाख योजन ऊपर नक्षत्र- 
मण्डल प्रकाशित होता है। नक्षत्रमण्डलसे दो 
लाख योजन ऊँचे बुध विराजमान हैं। बुधसे दो 
लाख योजन ऊपर शुक्र हैं। शुक्रसे दो लाख 
'योजनकी दूरीपर मङ्गलका स्थान है। मङ्गलसे दो 
लाख योजन ऊपर बृहस्पति हैं। बृहस्पतिसे दो 
लाख योजन ऊपर शनैक्षरका स्थान है। उनसे 
लाख योजन ऊपर सपर्क स्थान है। सरिस 
लाख योजन ऊपर ध्रुव प्रकाशित होता है। 
ज्रिलोकीकी इतनी ही ऊँचाई है, अर्थात्‌ त्रिलोकी 
(भूवः स्व:)-के ऊपरी भागकी चरम सीमा 
ध्रुव ही है॥५-८॥ 

दुवसे कोटि योजन ऊपर “महलॉक ' है, जहाँ 
'कल्पान्तजीवी भृगु आदि सिद्धगण निवास करते 
हैं। महलॉकसे दो करोड़ ऊपर 'जनलोक'की 
स्थिति है, जहाँ सनक, सनन्दन आदि सिद्ध पुरुष 
निवास करते हैं। जनलोकसे आठ करोड़ योजन 
ऊपर 'तपोलोक' है, जहाँ बैराज नामवाले देवता 
निवास करते हैं। तपोलोकसे छानबे करोड़ 
'योजन ऊपर ' सत्यलोक" विराजमान है। सत्यलोकें 
पुनः मृत्युके अधीन न होनेवाले पुण्यतमा देवता 
एवं त्रधि- मुनि निवास करते हैं। उसीको 'त्रहालोक' 
भी कहा गया है। जहाँतक परेसे चलकर जाया 
जता है, वह सब 'भूलोक' है। भूलोके सूर्यमण्डलके 
बीचका भाग 'भुवलोंक' कहा गया है। सूर्यलोकसे 
पर श्रुवलोकतकके भागको 'स्वर्गलोक' कहते 
है। उसका विस्तार चौदह लाख योजन है। यही 
अलोक्य है और यही अण्डकटाहसे घिरा हुआ 
विस्तृत अद्माण्ड है। यह ब्रह्माण्ड क्रमशः जल, 
अमिन, वायु और आकाशरूप आवरणा बाहरसे 
घिरा हुआ है। इन सबके ऊपर अहंकारका 
आवरण है। ये जल आदि आवरण उत्तरोततर 
दसमुने बड़े हैं। अहंकारूप आवरण महतत्वमय 
आवरणसे घिरा हुआ है॥९-१३॥ 


महामुने! चे सारे आवरण एकसे दूसरेके 
कमसे दसगुने बड़े हैं। महत्त्वको भी आवृत 
करके प्रधान (प्रकृति) स्थित है। बह अनन्त है; 
क्योंकि उसका कभी अन्त नहीं होता। इसीलिये 
उसकी कोई संख्या अथवा माप नहीं है। मुने! 
बह सम्पूर्ण जगत्का कारण है। उसे ही “अपरा 
प्रकृति” कहते हैं। उसमें ऐसे-ऐसे असंख्य ब्राण्ड 
उत्फा हुए हैं। जैसे काठमें अग्नि और तिलमें तेल 
रहता है, उसी प्रकार प्रधानमें स्वयंप्रकाश चेतनात्मा 
व्यापक पुरुष विराजमान है॥ १४-१६ १॥ 

महाज्ञान मुने! ये संश्रयधर्मी (परस्पर संयुक्त 
हुए) प्रधान और पुरुष सम्पूर्ण भूरवोंकी आत्मभूता 


सम्पर्के आयी हुई वायु उसकी कर्णिकाओंमें 
व्यात शीतलताको धारण करती है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति भौ प्रकृति-पुरुषषय 
जगत्को धारण करती है। विष्णु-शक्तिका आश्रय 
लेकर ही देवता आदि प्रकट होते हैं। बे भगवान्‌ 
विष्णु स्वयं ही साक्षात्‌ ब्रह्म हैं, जिनसे इस सम्पूर्ण 
जगतको उत्पत्ति होती है॥१७-२० ६॥ 
मुनवे सूर्यदेवके रथका विस्तार नौ सहरू 
योजन है तथा उस रथका ईषादण्ड (हरसा) इससे 
दूता बडा अर्थात्‌ अठारह हजार योजनका है। 
उसका धुर डेढ़ करोड सात लाख योजन लंबा 
है, जिसमें उस रथका पहिया लगा हुआ है। उसमें 
पर्वाह, मध्याह और अपराहरूप तीन नाभियाँ हैं। 
संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुबत्सर और 
वत्सर ये पाँच प्रकारके वर्ष उसके पाँच अरे हैं। 
छहों ऋतुएँ उसकी छः नेमियाँ हैं और उत्तर- 
दक्षिण दो अयन उसके शरीर हैं। ऐसे संवत्सरमय 
रचचक्रमे सम्पूर्ण कालचक्र प्रतिष्ठित है। महामते! 
भगवान्‌ सूर्यके रथका दूसरा धुरा साढ़े पैतालीस 


२५८ 


+ अम्तिपुराण- 


ममम ममम ममलम 


हजार योजन लंबा है। दोनों धुरोके परिमाणके 
तुल्य ही उसके युगाडधॉका* परिमाण है॥ २१-५ ॥ 
उस रथके दो धुरोमेंसे जो छोटा है वह, और 
उसका सुगा भुवे आधारपर स्थित है। उत्तम 
व्रतका पालन करनेवाले मुने! गायत्री, बहती, 
अष्णिकु जगती, त्रिहुप्‌, अनुष्टुप्‌ और पंक्ति-ये 
सात छन्द ही सूर्यदेवके सात घोड़े कहे गये हैं। 
सूर्यका दिखायी देना उदय है और उनका दृष्टिसे 
ओझल हो जाना ही अस्तकाल है, ऐसा जानना 
चाहिये। वसिष्ठ! जितने प्रदेशमे धुव स्थित है, 
पृश्वीसे लेकर उस प्रदेश पर्यन्त सम्पूर्ण देश 
प्रलयकालमें नष्ट हो जाता है। सप्तर्षियोंसे उत्तर 
दिशामें ऊपरकी ओर जहाँ ध्रुव स्थित है, आकाशमें 
वह दिव्य एवं प्रकाशमान स्थान हौ विशद्रूपधारै 
भगवान्‌ विष्णुका तीसरा पद है। पुण्य और पापके 
कण हो जानेपर दोषरूपी पङ्कसे रहित संयतचित 
महात्माओंका यही परम उतम स्थान है।इस विष्णुपदसे 
ही गङ्गाका प्रकट हुआ है, जो स्मरणमात्रसे 
सम्पूर्ण पोका नाश करनेवाली हँ॥ २६--२९१॥ 
(आकाशम जो शिशुमार (सूँस) -की आकृतिवाला 
ताराओँका समुदाय देखा जाता है, उसे भगवान्‌ 
स्वरूप जानना चाहिये। उस शिशुमारचक्रके | 
पुचचछभागमेँ ध्रुवकी स्थिति है। यह ध्रुव स्वयं घूमता 
हुआ चन्द्रमा और सूर्य आदि ग्रहोंको घुमाता है। 
भगवान सूर्यका वह रथ प्रतिमास भिन्न-भिन्न आदित्य- 
देवता, ठ ऋति, न्यव, अप्सरा, ग्रामणी (यक्ष), 
सर्प तथा राक्षसाँसै अभित होता है। भगवान्‌ सूर्य 
ही सर्दी, गर्मी तथा जल-वर्षके कारण हैं। वे हो | 
वेद, यजुवद और सामवेदमय भगवान्‌ विष्णु हँ; 
वे ही शुभ और अशुभके कारण हैं॥ ३०--३२६॥ 
चन्द्रमाका रथ तीन पहियोंसे युक्त है। उस 


रके बाये और दायें भागें कुन्द-कुसुमकी 


इस पकार आदि आश्नेय महापाण “धुकतकोशका: 


भाँति श्वेत रंगके दस घोड़े जुते हुए हैं। उसी रथके 
डरा वे चदेव नक्षत्रलोकमें विचरण करते हैं 
तैँतीस हजार तैंतीस सौ तैंतीस (३६३३३) देवता 
_चन्द्रदेवकी अमृतमयी कलाओंका पान करते हैं। 
अमावास्याके दिन “अमा' नामक एक रश्मि 
(कला)-में स्थित हुए पितृगण चन्द्रमाकी बची 
हुई दो कलाओमेंसे एकमात्र अमृतमयी कलाका 
पान करते हैं। चन्द्रमाके पुत्र बुधका रथ वायु और 
म्निमय द्रव्यका बना हुआ है। उसमें आठ 
शौग्रगामौ घोड़े जुते हुए हैं। उसी रथसे बुध 
आकाशयें विचरण करत हैं॥३३--३६॥ 
जुक्रके थमे भो आठ घोड़े जुते होते हैं। मङ्गलके 
रवर्मे भौ उतने हौ घोड़े जोते जाते हैं। बृहस्पति और 
शनैक्षरके रथ भी आठ-आठ घोड़ोंसे युक्त हैं। राह 
और केतके रथोमें भी आठ-आठ ही घोड़े जोत 
जाते हैं। विप्रवर! भगवान्‌ विष्णुका शरीरभूत जो 
जल है, उससे पर्वत और समुद्रादिक सहित कमलके 
समान आकारवाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। प्रह, नक्षत्र, 
तोनों लोक, नदी, पर्वत, समुद्र और वन-ये 
भगवान्‌ विष्णुके ही स्वरूप हैं। जो है और जो नहीं 
है, वह सब भगवान्‌ विष्णु ही हैं। विज्ञानका विस्तार 
भी भगवान्‌ विष्णु हो हैं विज्ञानसे अतिरिक्त किसी 
'वस्तुकौ सत्ता नहीं है। भगवान्‌ विष्णु ज्ञानस्वरूप 
ही हैं। वे हौ परमपद हैं। मनुष्यको वही करना 
चाहिये, जिससे चितशुद्धिक द्वारा विशुद्ध ज्ञान प्रा 
करके वह विष्णुस्वरूप हो जाय सत्य एवं अनन्त 
ज्ञानस्वरूप ब्रह्म ही “विष्णु” हैं॥ ३७-४० १॥ 
जो इस भुवनकोशके प्रसंगका पाठ करेगा, 
वह सुखस्वरूप परमात्मपदको प्राप्त कर लेगा। 
अब ज्यौतिषशास्त्र आदि विद्याओँका वर्णन कहँगा। 
उसमें विवेचित शुभ और अशुभ-सबके स्वामी 
भगवान्‌ श्रीहरि ही हैं ॥४९-४२॥ 
वर्षति” नामक 


एक सौ बीसा अध्याय पूण हुआ# १२०॥ 
Se 


+ आधे जुएको युर कहते है। 


७ अम्याय १२१० 


२०९ 


एक सौ इक्कीसवाँ अध्याय 
ज्योति:शास्त्रका कथन 


[वर-यथूके गुण और विवाहादि संस्कारोंके कालका विचार; शुके वशीकरण एवं 
स्तम्भक-सम्बन्धी मन्त्र; ग्रहण-दान; सूर्व-संकान्ति एवं होकी महादशा ] 


अग्निदेव कहते हैं--मुने! अब मैं शुभ- 
अशुभका विवेक प्रदान करवाल संक्षिप्त ज्यौतिष- 
शास्त्रका वर्णन करूँगा, जो चार लक्ष श्लोकवाले 
विशाल ज्यौतिषशास्त्रका सारभूत अंश है, जिसे 
जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो सकता है। यदि 
'कन्याकी राशिसे वरको राशिसंख्या परस्पर छः- 
आठ, नौ-पाँच और दो-बारह हो तो विवाह शुभ 
नहीं होता है। शेष दस-चार, ग्यारह-तीन और 
सम साक (सात-सात) हो तो विवाह शुभ होता 
है। यदि कन्या और वरकी राशिके स्वामियोंमें 
परस्पर मित्रता हो या दोनॉकी राशियाँका एक ही 
स्वामी हो, अथवा दोनॉकौ ताराओं (जन्म- 
नक्ष्रो)-मैं मैत्री हो तो नौ-पाँच तथा दो- 
रहका दोष होनेपर भौ विवाह कर लेना 
चाहिये; किंतु पडश्क (छ:-आठ)-के दोषमें 
तो कदापि विवाह नहीं हो सकता।' गुरु-शुक्रके 
अस्त रहनेपर विवाह केसे वधूके पतिका निधन 
हो जाता है। गुरु क्षत्र (धनु, मीन)-मे सूर्य हो एवं 


सर्के क्षेर (सिंह)-में गुरु हो तो विवाहको 
अच्छा नहीं मानते हैं; क्योंकि वह विवाह कन्याके 
लिये वैधव्यकारक होता है॥१-५॥ 
(संस्कार-मुहूर्त ) बृहस्पतिके बक्र रहनेपर 
तथा अतिचारी होनेपर विवाह तथा उपनयन नहीँ 
करना चाहिये। आवश्यक होनेपर अतिचारके 
समय ज़िपक्ष अर्थात्‌ डेढ़ मास तथा चक्र होनेपर 
चार मास छोड़कर शेष समये विवाह-उपनयनादि 
शुभ संस्कार करने चाहिये। चैत्र-पौषमे, रिक्ता 
'तिधिमेँ, भगबानके सोनेपर, मङ्गल तथा रविवार, 
_न्द्रमाके क्षीण रहनेपर भी विवाह शुभ नहीं होता 
है। संध्याकाल (गोधूलि-समय) शुभ होता है। 
रोहिणी, तीनों उत्तर, मूल, स्वाती, हस्त, रेवती 
इन नशत, तुला लग्नको छोड़कर मिथुनादि 
दिस्वभाव एवं स्थिर लग्ोमें विवाह करना 
शुभ होता है। विवाह, कर्णवेध, उपनयन तथा 
पुंसवन संस्कारोमे, अन्न-प्राशन तथा प्रथम चूम 
विदनक्षत्रको' त्याग देना चाहिये॥६-९॥ 


(दए, प्प, किककणर, अब ५९ सको 


कृ 
क 


रोहिणी आदि अधिचित्सहित सम्पूर्ण नक्षत्रका 
जेल करे। जिस रेखा ग्रह हों, उसी पाको 
दूस ओरवाला नध विद समझा आता है। इस 


श्रवण, मूल, पुष्य--इन नक्षत्रॉमें, रवि; मङ्गल, 
बूहस्पति--इन वामे तथा कुम्भ, सिंह, मिधुन-- 
इन लस्नॉमें पुंसबत-कर्म करनेका विधान है। 
हस्त, मूल, मृगशिरा और रेवतो नक्षत्रम, बुध 
और शुक्र वारमें बालकॉंका निष्कासन शुभ होता 
है। रवि, सोम, बृहस्पति तथा शुक्र--इन दिनो, 
मूल नक्षत्रम प्रथम बार ताम्बूल-भक्षण करना 
चाहिये। शुक्र तथा बृहस्पति वारको, मकर और 
मीन लाग, हस्तादि पाँच नक्र, पुष्यमें तथा 
कृत्तिकादि तीन नक्रं अन्न-प्राशन करना चाहिये। 
अधिनी, रेवती, पुष्य, हस्त, ज्येष्ठ, रोहिणी और 
श्रवण नक्षत्रोमे नूतन अन्न और फलका भक्षण 
शुभ होता है। स्वातो तथा मृगशिरा नक्ष्रमे 
औषध-सेबन करना शुभ होता है। 

(ोग-ुक्त-स्ता ) तीनों पूर्वा, मघा, भरणी, 
स्वाती तथा अवणसे तीन नक्षत्रम, रवि, शनि 
और मङ्गल-इन वारम रोग-विमु व्यक्तिको 
सान करना चाहिये॥ १०-१४६॥ 

(यख्र-प्रयोग) मिट्टीके चौकोर पट्पर आठ 
दिशाओंमें आठ “हों” कार और बीचमें अपना 
नाम लिखे अथवा पार्थिव पट्ट या भोजपत्रपर 
आठौं दिशाओंमें “हीं” लिखकर मध्यमें अपना 
जाम गोरोचन तथा कुङ्कुमे लिखे। ऐसे यन्त्रको 
वस्रे लपेटकर गलेमें धारण करनेसे शत्रु निश्चय 
ही वशमें हो जाते हैं। इसी तरह गोरोचन तथा 
कुङ्कुमसे श्र" 'हीं' मन सम्पुटित नामको 
आठ भूर्जपत्र-खण्डपर लिखकर पृथ्वीमेँ गाड़ दे 
तो शीघ्र विदेश गया हुआ व्यक्ति वापस आता है 
और उसी यन्त्रको हल्दीके रससे शिलापट्टपर 
लिखकर नीचे मुख करके पृथ्वीपर रख दे तो 
सुका स्तम्भन होता है। 'ड' 'हूं' “सः ' मनसे 
सम्पुटित नाम गोरोचन तथा कुङ्कुमसे आठ 
भूज॑पत्रोंप' लिखकर रखा जाय तो मृत्युका 
निवारण होता है। यह यन्त्र एक, पाँच और नौ 
बार लिखनेसे परस्पर प्रेम होत; है। दो, छः या 
बारह बार लिखनेसे वियुक्त व्यक्तियोंका संयोग 


होता है और तीन, सात या ग्यारह बार लिखनेसे 
लाभ होता. है और चार, आठ और बारह बार 
'लिखनेसे परस्पर शनत होती है॥१५--२०॥ 

( भाव और तारा) मेषादि लस तु, धन, 
सहज, सुत्‌, सुत, रिपु, जाया, निधन, धर्म, 
कर्म, आय, व्यय--ये बारह भाव होते हैं। अब 
नौ ताराऑका बल बतलाता हूँ। जन्म, संपत, 
विपत्‌, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, मृत्यु, मत्र और 
अतिमत्र--ये नौ तारे होते हैं। सुध, वृहस्पति, 
शुक्र, रवि तथा सोम वारको और माघ आदि छः 
ासोमें प्रथम क्षौर-कर्म (बालकका मुण्डन) 
कराता शुभ कहा गया है। बुधवार तथा गुरुवारको 
एवं पुष्य, श्रवण और चित्रा करे कर्णवेध 
संस्कार शुभ होता है। पांचवें र्मे प्रतिपदा, 
इछ, रिका और पूर्णिमा तिथियोंको एवं मङ्गलवारको 
छोड़कर शेष वाराँम सरस्वती, विष्णु और 
लक्ष्मीका पूजन करके अध्ययन (अक्षरारम्भ) 
करता चाहिये। माघसे लेकर छः मासतक अर्थात्‌ 
आषाठृतक उपनयन- संस्कार शुभ होता है। चूडाकरण 
आदि कर्म श्रावण आदि छः मसाप प्रशस्त नहीं 
माने गये हैं। गुरु तथा शुक्र अस्त हो गये हों और 
चन्द्रमा क्षीण हों तो यज्ञोपवत-संस्कार करनेसे 
बालककी मृत्यु अथवा जढता' होती है, ऐसा 
संकेत कर दे। रमे कहे हुए नक्षत्रोमि तथा शुभ 
हके दिनम समावर्तन- संस्कार करना शुभ होता 
है॥ २९-२८॥ 

(विविध मुहूर्त) लगमे शुभ रोकी 
राशि हो और लग्नमें शुभ ग्रह बैठे हों या उसे 
देखते हों तथा अधिनी, मघा, चित्रा, स्वाती, 
भरणी, तोनों उत्तर, पुन्वसु और पुष्य नक्षत्र हों 
तो ऐसे समयमें धनुर्वेदका आरम्भ शुभ होता है। 
भरणी, आदरा, मघा, आसलेपा, कृतिका, 
पूर्वाफाल्गुनी- इन नको जीवनको इच्छा रखनेवाला 
पुरुष नवीन वस्त्र धारण न करे। बुध, बृहस्पति 
तथा शुक्र-इन दिनोमें वस्त्र धारण करना चाहिये। 
दिवादि माङ्गलिक कामें वस्त्र-धारणके लिये 


«अध्याय १२९० 


२६१ 


नक्षत्रादिका विचार नहीं करना चाहिये। रेवती, 
अश्चिनी, धनिष्ठा और हस्तादि पाँच नक्षत्रे 


(क्रव-विक्रय-मुहूर्त-- ) भरणी, आश्लेषा, 
धनिष्ठा, तीनं पूर्वा और कृतिका-इन नक्षत्रम 
खरीदी हुई वस्तु हानिकारक (घाटा देनेवाली) 
होती है और बेचना लाभदायक होता है। अश्विनी, 
स्वाती, चित्रा, रेवती, शतभिषा, श्रवण-इन 
जक्षतरॉमें खरीदा हुआ सामान लाभदायक होता है 
और बेचना अशुभ होता है। भरणी, तीन पूर्व, 
आद्रा, आश्लेषा, मघा, स्वाती, कृत्तिका, ज्येष्ठा 
और विशाखा--इन नकषतरॉमें स्वापीकी सेवाका 
आरम्भ नहीं करना चाहिये। साथ ही इन नक्षत्रोमिँ 
दूसरेको द्रव्य देना, व्याजपर द्रव्य देना, थाती या 
'धरोहरके रूपमें रखना आदि कार्य भी नहीं करने 
चाहिये। तीनों उत्तर, श्रवण और ज्येष्ठा-इन 
नक्षत्रॉमें राण्याभिषेक करना चाहिये । चैत्र, ज्येष्ठ, 
भाद्रपद, आशिन, पौष और माघ-इन मासोको 
छोड़कर शेष मासॉमें गृहरम्भ शुभ होता है। 
अश्विनी, 'रोहिणी, मूल, तीनों उत्तर, मृगशिरा, 
स्वाती, हस्त और अनुराधा-ये नक्षत्र और 
मङ्गल तथा रविवारको छोड्कर शेष दिन गृहारम्भ, 
तड़ाग, यापी एवं प्रासादारम्भके लिये शुभ होते 
हैं। गुरु सिंह-राशियें हं तब, गु्ादित्यमें (अर्थात्‌ 
जब सिंह राशिके गुरु और धन एवं मीन 
राशिओंके सूर्य हों.) अधिक मासमें और शुक्रके 
आल, वृद्ध तथा अस्त रहनेपर गृह-सम्बन्धी कोई 
कार्य नहीँ करना चाहिये। श्रवणसे पाँच नक्षत्रोमे 
तृण तथा कष्टक संग्रह करनेसे अग्निदाह, भय, 
रोग, राजपीडा तथा धन-क्षति होती है। ( गृह- 
प्रवेश--) धनिष्ठा, तीनं उततर; शतभिषा -इन 
नक्षत्रेमि गृहप्रवेश करना चाहिये। (नौका- 
निर्माण-- ) द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी, समी, 
जयोदशी--इन तिथियोंमें नौका बनवाना शुभ 
होता है। (नृपदर्शन- ) धनिष्ठा, हस्त, रेवती, 


अश्विनी--इन नक्षत्रम राजाका दर्शन करना शुभ 
होता है। (युद्धयात्रा-- ) तौनों पूर्वा, धतिष्ठा, 
आर्द्र, कृत्तिका, मृगशिरा, विशाखा, आश्लेपा 
और आधिनी-इन नक्तम कौ हुई युद्धयात्रा 
सब्पत्ति-लाभपूर्वक सिद्धिदायिनी होती है। गौओके 
मोसे बाहर ले जाने या गोष्ठके भीतर लानेका 
मुह) अष्टमी, सिनीवाली (अमावास्या) 
तथा चतुर्दशी तिथियोमे, तीनों उत्तर, रोहिणी, 
श्रवण, हस्त और चित्रा-इन नक्षत्रोमे बेचनेके 
लिये गोशालासे पशुको बाहर नहीं ले जाना 
चाहिये और खरीदे हुए पशुओँका गोशालामें 
प्रवेश भी नहीं कराना चाहिये। (कृषि-कर्म- 
मुहूर्त-- ) स्वाती, तौनों उत्त, रोहिणी, मृगशिरा, 
मूल, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त तथा श्रवण--इन 
नक्षजोमि सामान्य कृषि-कर्म करना चाहिये। पुनर्वसु, 
लौनों उत्त, स्वती, पूर्वाफल्गुनी, मूल, ज्वेष्ठ 
और शातभिषा-इन क्ष्म, रवि, सोम, गुरु 
तथा शुक्र इन चामे, वृष, मिथुन, कन्या-इन 
लोम, द्वितीया, पमी, दशमी, समी, तृतीया 
और त्रयोदशी -इन तिथियोमें (हल-प्रवहणादि) 
कृषि-कर्म करना चाहिये। 

रेवती, रोहिणी, ज्येष्ठ, कृतिका, हस्त, अनुराधा, 
तीनों उत्तरा-इन नक्षत्रों, शनि एवं मङ्गलवारोंको 
छोड़कर दूसरे दिनॉमें सभी सम्पत्तियाँकी प्राप्तिक 
लिये बीज-बपन करना चाहिये। 

( धन्य काटने तथा घरें रखनेका मुहू्त- ) 
रेवती, हस्त, मूल, श्रवण, पूर्वाफाल्गुनी, अनुराधा, 
मघा, सृगशिरा-इन नक्षत्रम तथा मकर लग्नमेँ 
घान्य-छेदन-( धान काटनेका) मुहूर्त शुभ होता है और 
हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, स्वती, सेती तथा श्रवणादि तीन 
नके भी धान्य-छेदन शुभ है। स्थिर लग्न तथा 
बुध, गुरु, शुक्रवारॉयें, भरणी, पुनर्वसु, मघा, 
ज्ेष्ट, तीनों उत्ता-इन नक्षत्रम अनाजको डेहरी 
या बखार आदियें रखे ॥ ३३--५१॥ 

((थान्य-वृद्धिके लिये मनर) “३७ धनदाय 
सर्वधनेशाव देहि मे थन स्वाहा।'--३% नवे 


वर्षे इलादेवि! लोकसंवर्द्धनि! कामरूपिणि! 
देहि मे धनं स्वाहा।--इन मन्त्रांको पत्ते या 
भोजपत्रपर लिखकर धान्यकी राशिमें रख दे तो 
धान्यकी वृद्धि होती है। तीनों पूर्वा, विशाखा, 
धनिष्ठा और शतभिषा-इन छः नक्षत्रोमे बखारसे 
घान्य निकालना चाहिये। ( देवादि-प्रतिषा- 
मुहूर्त- ) सूर्यके उत्तरायणमें रहनेपर देवता, 
बाग, तड़ाग, वापी आदिकी प्रतिष्ठा करनी चाहिये। 
भगवानूके शयन, पार्श्व-परिवर्तन और 
जागरणका उत्सब--) मिथुत-राशिमें सूर्यके 
रहनेपर अमावास्याके बाद जब द्वादशी तिथि 
होती है, उसौमें सदैव भगवान्‌ चक्रपाणिके 
शयनका उत्सव करना चाहिये। सिंह तथा तुला- 
राशिमे सर्वके रहनेपर अमावास्याके बाद जो दो 
दशी तिथिय होती हैं, उनमे क्रमसे भगवान्‌का 
पार्श-परिवर्तन तथा प्रबोधन (जागरण) होता है। 
कन्या-राशिका सूर्य होनेपर अमावास्याके बाद 
जो अष्टमी तिथि होती है, उसमें दुर्गाजी जागती 
हैं। (त्रिपुष्करयोग-- ) जिन नक्षत्रोके तीन 
चरण दूसरी राशिमे प्रविष्ट हों (जसे कृतिका, 
पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषादा और 
पूर्वभाद्पदा-इत नक्षत्रम, जब भदा द्वितीया, 
सप्तमी और द्वादशी तिथियाँ हों एवं रवि, शनि 
तथा मङ्गलवार हों तो त्रिपुष्कस्योग होता है। ( चन्द्र- 
जल--) प्रत्येक व्यावहारिक कार्यम चन्द्र तथा 
तारकी शुद्धि देखनी चाहिये। जन्मराशिमें तथा 
जन्मराशिसे तृतीय, षह, सतम, दशम, एकादश 
स्थानोपर स्थित चन्द्रमा शुभ होते हैं। शुक्ल पकम 
द्वितीय, पद्म, नवम चन्द्रमा भौ शुभ होता है। 
(तारा-शुद्धि- ) मित्र, अतिमित्र, साधक, 
सम्पत्‌ और क्षेम आदि ताराएँ शुभ हैं। “जन्म- 
तारा" से मृत्यु होती है, “विपत्ति-तारा'से धनका 
विनाश होता है, 'प्रत्यरि' और 'मृत्युतारा' में 
निधन होता है। (अतः इन ताराओमें कोई नया 
काम या यात्रा नहीं करनी चाहिये।) (क्षीण 
और पूर्ण चन्र) कृष्ण पक्षकी अष्टमीसे 


अस्तियुराण 


शुक्ल पक्षकी अष्टमी तिथितक चन्द्रमा क्षीण 
रहता है; इसके बाद वह पूर्ण माना जाता है। 
( महाज्येष्ठी-- ) वृष तथा मिथुन राशिका 
सूर्य हो, गुरु मृगशिरा अथवा ज्येष्ठा नक्षत्रे हो 
और गुरुवारको पूर्णिमा तिथि हो तो वह पूर्णिमा 
“महा्येड्टो' कहो जाती है। यष्टम गुरु तथा 
चन्द्रमा हों, रोहिणीमें सूर्य हो एवं ज्येष्ठ मासकी 


अन्तमें उसका विसर्जन करना चाहिये॥ ५२-६४॥ 


( ग्रहणमें दानका महत्त्व-- ) सूर्यके राहुद्वारा 
ग्रस्त होनेपर अथात सूर्यप्रहण लगनेपर सब 


३० 


करे तो लोग सुखी होते हैं। गर, बब, वणिक्‌, 
विष्टि और बालब--इन पाँच करणम यदि सूर्य- 
सक्रान्ति बदले तो प्रजा राजाके दोषसे सम्पतिके 
साथ पीड़ित होती है। चतुष्पाद, तैतिल और 
जाग-इन करणोमें सूर्य यदि संक्रमण करे तो 
दशमे दुमिक्ष होता है, राजाओं संग्राम होता है 
तथा पति-पत्लीके जीवनके लिये भी संशय 
उपस्थित होता है ॥ ६६-७० ॥ 

(रोगकी स्थितिका विचार ) जन्म नक्षत्र 
या आधान (जन्मसे उन्नीसवें) न्त्म रोग उत्पन्न 
हो जाय, तो अधिक क्लेशदायक होता है। 
कृतिका नकष रोग उत्पन्न हो तो नौ दिनतक, 
रोहिणीमें उत्पतन हो तो तीन राततक तथा 


= अध्याय ₹२२० 


डनम 


मृगशिरे हो तो पाँच राततक रहता है। आइ | पू्वाभाड्पदाका रोग छूटता हो नहीं। उततराभाद्रपदाका 


रोग हो तो प्राणनाशक होता है। पुन्वसु तथा पष्य 
नक्षत्रेमि रोग हो तो सात राततक बना रहता है। 
आश्लेषाका रोग नौ राततक रहता है। मघाका 
रोग आत्न्त घातक या प्राणनाशक होता है। 
पूर्वाफाल्गुनीका रोग दो मासतक रहता है। 
उत्तराफाल्युनीमें उत्पन्न हुआ रोग तीन दिनॉतक 
रहता है। हस्त तथा चित्राका रोग पह दिनोतक 
पीडा देता है। स्वातीका रोग दो मासतक, 
विशाखाका बीस दिन, अनुराधाका रोग दस दिन 
और ज्येष्ठका पंद्रह दिन रहता है। मूल नक्तम 
रोग हो तो वह छूटता ही नहीं है। पूर्वाषाद़ाका 
रोग पाँच दिन रहता है। उत्तराषाढ़ाका रोग बीस 
दिन, श्रवणका दो मास, धनिका पंद्रह दिन 
और शतभिषाका रोग दस दिनोतक रहता है। 


रोग सात दिनोतक रहता है*। रेवतीका रोग दस 
रात और अश्चिनीका रोग एक दिन-शात मात्र 
रहता है; किंतु भरणीका रोग प्राणनाशक होता है। 
(रोग-शान्तिका उपाय--) पञ्चधान्य, तिल 
और घृत आदि हवनीय सामग्री गायत्री- 
मनसे हवन करनेपर रोग छूट जाता है और शुभ 
फलकी प्राप्ति होती है तथा ब्राहाणको दूध 
देनेवाली गौका दान करनेसे रोगका शमन हो 
जाता है॥७१-७०३॥ 

(अष्ोतरी-क्रमसे) सूर्यकी दशा छः वर्षकी 
सोती है । इसी प्रकार चना पंद्रह वर, मङ्गलकी 
आठ वर्ष, बुधकी सत्रह वर्ष, शनिकी दस वर्ष, 
बृहस्पतिकी उन्नीस वर्ष, राहुकी बारह वर्ष और 
'ुक्रको इक वर्ष महादशा चलती है॥ ७८-७९॥ 


जस प्रकार आदि आलेय महापुाें“जयीिपतास्वका कथत” नामक 
एक सौ इनास अध्याय पूरा हुआ# १२१॥ 
arr 


एक सौ बाईंसवाँ अध्याय 
कालगणना -पञ्चाङ्गमान-साधन 


अग्निदेव कहते हैं--मुने! (अब मैं) वर्षोके 
समुदायस्वरूप 'काल' का वर्णन कर रहा हूँ और 
उस कालको समझनेकै लिये मैं गणित बतला रहा 
हूँ। (ब्रहा-दिनादिकालसे अथवा सृष्टयारम्भकालसे 
अथवा व्यवस्थित शकारम्भसे) वर्षसमुदाय- संख्याको 
१२ से गुणा करे। उसमें चैत्रादि गत मास-संख्या 
मिला दे। उसे दोसे गुणा करके दो स्थानम रखे। 
प्रथम स्थानमें चार मिलाये, दूसरे स्थानमें आठ 
सौ पैंसठ मिलाये। इस तरह जो अङ्क सम्फ हो, 
बह 'सगुण' कहा गया है। उसे तीन स्थानोंमे रखे; 
उसमें बीचवालेको आठसे गुणा करके फिर 


चारसे गुणित करे। इस तरह मध्यका संस्कार 
करके गोमूत्रिका-क्रमसे रखे हुए तीनोंका 
अथास्थान संयोजन करे। उसमें प्रथम स्थानका 
जाम ऊध्व, जीचका नाम 'मध्य' और तृतीय 
स्थानका नाम 'अध:' ऐसा रखे। अध:-अङ्कुमे 
३८८ और मध्यङकमे ८७ घटाये। तत्पक्षात्‌ उसे 
६० से विभाजित करके रोषको (अलग) लिखे। 
फिर लब्धिको आगेवाले अडूमें मिलाकर ६० से 
विभाजित करे। इस प्रकार तीन स्थानो स्थापित 
अड्डॉमेंसे प्रथम स्थानके अङ्कमे ७ से भाग देनेपर 
शेष बची हुई संख्याके अनुसार रवि आदि वार 


= -जुार्ािियाे का." (ह चि, न परक ०६) -के अतः उच उत्त रोग खत दिन रकत है। 


२६४ 
ड 


= असिनपुतण» 


निकलते हैं। शेष दो स्थानोंका अङ्क तिथिका 
ध्रुब होता है। सगुणको दोसे गुणा करे। उसमें 
तीन घटाये। उसके नीचे सगुणको लिखकर उसमें 
तीस जोड़े। फिर भी ६, १२, ८-इन पलॉको भो 
कमसे तीनं स्थानोमें मिला दे। फिर ६० से| 
विभाजित करके प्रथम स्थानमें २८ से भाग देकर 
शेषको लिखे। उसके नीचे पूर्वानोत तिथि- 
धुवाको लिखे। सबको मिलानेपर धुवा हो 
जायगा। फिर भी उसी सगुणको अर्द्ध करे। उसमें 


तीन घटा दे। दोसे गुणा करे। मध्यको एकादशसे | “ 


गुणा करे। नौचेमें एक मिलाये। द्वितीय स्थाम 
उनतालीससे भाग देकर लब्धिको प्रथम स्थानम 
घटाय, उसीका नाम “मध्य है। मध्यमे बाईस 
'घटाये। उसमें ६० से भाग देनेपर शेष 'क्रण' है। 
लब्धिको ऊर्ध्वम अर्थात्‌ नक्षा मिलाना 
चाहिये। २७ से भाग देनेपर शेष नक्षत्र तथा 
योगका धरुवा हो जाता है॥ १-७६ ॥ 

अब तिथि तथा नक्षत्रका मासिक धरुवा कह 
रहे हैं। (२।३२।००) यह तिथि-भ्रुवा है और 
(२।११। ००) यह नक्षत्र-धुवा है। इस घ्रुवाको 
प्रत्येक मासमे जोड़कर, बार-स्थानमें ७ से भाग 
देकर शेष वारमे तिथिका दण्ड-पल समझता 
चाहिये। नक्षत्रके लिये २७ से, भाग देकर 
अधिनौसे शेष संख्यावाले नक्षत्रका दण्डादि जानता 
चाहिये॥ ८--१०॥ 

(परोत प्रकारे तिथ्यादिका मान मध्यममानसे 
निश्चित हुआ। उसे स्पष्ट केके लिये संस्कार 
कहते हैं।) चतुर्दशी आदि तिथियॉमें कही हुई 
घटियोँको क्से ऋण-धन तथा धन-ऋण करना 
चाहिये। जैसे चतुर्दशीमें शूत्य घटी तथा त्रयोदशी 
और प्रतिपदामे पाँच घटी कमसे ऋण तथा घन 
करना चाहिये। एबं द्वादशी तथा द्वितोयामें दस 
घटी ऋण-धन करना चाहिये। तृतीया तथा 
एकादशीमें पंद्रह घटी, चतुर्थी और दशमीमें १९ 


घटी, पञ्चमी और नवमीमें २२ घटी, षष्ठी तथा 
अष्टमीमें २४ घटी तथा सप्तमीमें २५ घटी धन- 
ऋण-संस्कार करना चाहिये। यह अंशात्मक 
फल चतुर्दशी आदि तिथिपिण्डमें करना होता 
है॥ ११-१३ ३४ 

(अब कलात्मक फल-संस्कारके लिये कहते 
हैं-) कर्कादि तीन राशियोंमें छः, चार, तीन 
(६।४।३) तथा तुलादि तीन राशियोंमें विपरीत 
लोन, चार, छः (३।४।६) संस्कार करनेके लिये 


मैत्रे-१२' 
राशियॉमें धन करना चाहिये। कर्कादि तीन 
रिषं विपरीत १२, ४०, ५० का संस्कार 
करना चाहिये। तुलादि छः राशियोंमें इनका ऋण 
संस्कार करना चाहिये। चतित तिथिमे विकलात्मक 
'फल-संस्कार करना चाहिये। “गत' तथा ' एष्य 
खण्डाओंके अन्तरसे कलाको गुणित करे। ६० से 
भाग दे । लब्धिको प्रचमोच्चारमै श्रण-फल रहनेपर 
भी धन करे और धन रहनेपर भी धन ही करे। 
ढितीयोच्यारित वर्ग रहनेपर विपरीत करता चाहिये। 
तिथिको द्विगुणित करे। उसका छठा भाग उसमें 
घटाये। सूर्य-संस्कारके विपरीत तिथि-दण्डको 
मिलाये। ऋण-फलको घटानेपर स्पष्ट तिथिका 
दण्डादि मान होता है। यदि ऋण-फल नहीं घटे 
तो उसमें ६० मिलाकर संस्कार करना चाहिये। 
यदि फल ही ६० से अधिक हो तो उसमें ६० 
घटाकर शेषका हौ संस्कार करना चाहिये। 
इससे तिथिके साथ-साथ नक्षत्रका मान होगा। 
फिर भी चतुर्गुणित तिथिमें तिथिका त्रिभाग 
सिलाये। उसमें ऋण-फलको भी भिलाये। तष्टित 
कसतपर योगका मान होता है। तिथिका मान तो 
स्पष्ट ही है, अथवा सूर्य-चन्द्रमाको योग करके 
भी “योग” का मान निश्चित आता है। तिथिकी 
संड्यामेंसे एक घटाकर उसे द्विगुणित करनेपर 


० अम्वाय १२२० रद 


फिर एक घटाये तो भी चर आदि करण निकलते | स्थिर करण होते हैं। इस तरह शुक्लपक्षकी 
हैं। कृष्णपक्षको चतुर्दशीके परार्धसे शकुन, चुर्र | प्रतिपदा तिथिके पूर्वा किस्तुष्त करण होता 
(चतुष्पद), किंस्तुष्न और अहि (नाग)-ये चार | है*॥ १४--२४॥ 
सस प्रकार आदि आप्पेक महापुताण्ों 'स्यौतिक-कस्वके अन्तर्गत कालगणना” कमक 
[एक सौ बसों अध्याय पूछ हुआ १२२७ 
eRe 


इस अध्यय चित गको उदाहरण देकर समदा कल है... 

कलमा कौजिये कि वर्तमान र्षण-संखत ०२६ है और रशन के दाख क पिको पजा्र-भाग-साधन काणा है 
त चैत्र शकलादि गतमास १ हुआ। वर्षणण २१ को १२ से गा करके उस शुद गतमासकी संख्या ९ मिले २१०१२०१-२९३ 
'इुआ। इसे णित करके दो स्वा रका। प्रम से ४ और दे सा ८९५ भिशाख। 


चबा-२५४०२-५०६। 
५६ । ७ 
नै i ss 

त्त । २३७९ पसे (९० से) हहत (वषात) किया हो ५३२।५९ हुआ अध्‌ (१३७१) में 


९७ से भाग देगेपर लाष्ध २२ शेष ५९ आहा है। ला्यिको (५१०) में भिलावा लो (५३२।५९) हुआ। इसका नय सगुण या. 
पुण रखा। 


(र झुक लष स्थाोधि रका-- 
RT] 
क ५९ मय सका 


५३२. ५९ आफ संख्या 

इसमें मध्य (५३२।५९)-को आतो गुणा किया छौ (४२५६ । ७०८) हुआ; फिर इसे ५ से गुणा किया हो (१७०३४। १६३२) 
'इुआ। इसे ९० से सहित किया अथात्‌ (१६३२) नैं ६० से भाग देकर गष १२ को अपने स्था! पका, सधि २७ को बार अङं 
शाक तो (१७०५९ । १२) हुआ। इस तय सध्यका संस्कार करके उत सध्यके न रखकर व्यास किया- 


क्र । ५६ 
७ । हर 
7 ॥ पु 
॥ 4 £ अध सना योग किया 
कर १७०१।५४।९९ हम (५0 को छोड दिखा को- 
कब मध्य अः 
क । १3१०२ __। ६४४ हनो (म उदे ३८८ और फल क 
ह ३८९ : ८७ चव लो- 
सिष का 
७२ २०७ ९५६ इले ६० से ठित किच हे 
शला ३० ३६ _ हुआ नूत: सहकृतः अर्थात्‌ चा-व ७ से भाग दिया 
शेष - ३ 
i क । 3९ सह विधिका धुमा हुआ, जिसे शिधि-ाड़ी कहते हैं 


फिर गुणसं (५३२।५९) को २ से गुना किया खो १०६४। १०२ हुआ। ६० से सहि किया तो १०६५।४२ हुआ। प्रथम 
सातवें ३ घटाया हो १०६२। ४२ हुआ। (र्शः) फिर भी इसके साथ गुह (५३२५६) का न्यास किया और जोड़ा को- 


२६६ 4 अम्तिपुराण» 


एक सौ तेईसवाँ अध्याय 
युद्धजयार्णव-सम्बन्धी विविध योगोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं-(अब स्वरके द्वारा | युद्धजवार्णव-प्रकरणमें विजय आदि शुभ कायाँकी 
[विजय-साधन कह रहे हैं-) मैं इस पुराणके | सिद्धिके लिये सार वस्तुओँको कहूँगा। जैसे अ, 


स । ॐ 
५२ + ५६ 
०५३ | ५७४ । ५९... हुआ। कहाँ कृष स्थानीय (५९) में ३० मिला छो 
३० 
पप | पु । ८९ हुआ इसे सह ' के अनुसार (९।१२।८) 
५ १२ । ८ _ स्वात विला 
९०८ । ५८६ | ८६ _ हुआ।एसे ९० से क किष छो 


00० । ० | २६ इ दं र से २८ से आप देक शेष १३ को रखा हो 
७ । कई... हुआ। समे री िषि-जढी (३।३७।१९) को भिलावा तो 
३६ 


७ | २ | ५ द कै समह हुआ अच्‌ यत उष्य हुआ। 

(र गु (५३२।५१)-कों आधा किया को (२९६। २५) हुआ। दे सा ३ घटा लौ (२६६। २२) हुआ। इसे 
से गुणा किया हौ (५३९। ४४) हुआ। कहाँ (५३२) को १९ से गुन किया और ४४ मैं ६ पिलापा तौ (५८५२। ४५) हुआ। पह 
(०८0-१९ से भाग देकर शेष ६ को आपने साते लिखा। सन्धिको प्रवम स्थातये टाच तो ( ५८५६।६) हुआ। प्र स्न 
३९ घटया वो (५८२९।६) हुआ। तो ९० से उत करे समू (९०।९।६) हुआ। एस दे कर्कट (१७। २५। ५)-ओो मिलाया 
तौ (१९४१ १४१ ११) हुआ। प्य स्र २७ से प दर (९।३४। ९१) हुआ--चह कक्ष तथा योगका कुवा हुआ। 

व्यवस्थित ककादियें लिका धा (२।३९। ००) चह है और ग्रा (२। ११। ००) चा है, इसको प्रतेक मानें अपने- 
अपने काय जोक चाहिये। जैसे कि पू्ानीत शिदे वारि ३।३०।३९)-े शिका खि ध (२।३२।००)-को भागो 
ता शुक प्रतिपदाका मान जारादि (६। ९। १६) मध्य हम एवं पूर्त न्मन (९।३४।११)-से न्धा 
(३।११। ९०) को जोडा छो (८।४५१ ११) हुआ आ पुष्य नका मान मध्य हाद (४५। ६१) हुआ। 

अब किचि आदिका स्पष्ट मान आगे लिये सकि कह रह हैं इसे १ ते हलोकसो २० वें लोकको व्याखवके 


अनुसार समाहा चाहिये। 
ति 
we के ति 
हरि कवि कमरे ल-त 
रे वि ~ ५ अर्थात जयोदहीके सा 
श्र र 2९० फटे ५ घटी जण 
द्र 3 + २५. रिष चट ५ 
्छ + + ९ चट अंशात्यक फल घन 
छ ५ 2 + २२ कला चाहिये। 
4 ति ~ नर 
७ न रू 


4 अध्याय १२३० रद 


इ, उ, ए, ओ--ये पाँच स्वर होते हैं। इनके | तिथियाँ होती हैं। 'क'से लेकर 'ह' तक 
कमसे नन्दा (भदा, जया; “रिका, पूर्णा) आदि | वर्ण होते हैं और पूर्वोक्त स्वरोकि मे सूर्य- 


(सो तरङ कलादि फल-साथनके लिये 'कर्कटादी हे के आनुखार करमा चाहिये। 
६+ १२” कल्लाकिकाकि च सून + 
४ + ४००... यहापर सेव सिका विकलात्यक 


३१ ७०० कल-पऽ्कोजोझ् ~ ००३१) रू। ०७० 
कहाँ ११ सम्बन्धि ५ घटी फल प्ति घटी 
जोङ दिख को २१५९।३८ 
५३०० 
७” २५४३९ इ 


(र म तथा घेषका रात हुआ (३-३) = + 
इससे (२६ । ००) « ० गत फिका के 

= ° । ७ हुआ। इसको हि घट 
सार किया २।५४।३६ 


डर कडकास ह जलन के 


३।५४ । ३६ हिद हा 

सं एण्या गण्डा अधिक हो को फलको ल समाहा कने । फिर थी दिि-संस्कारके लिये तृतीय संस्कार कह रहे 
(कोर १९-२०) । किविमातको णित करके चाल उसे घटा दे। यूपे अशे फलको विपतीत संस्कार को, उसे तिथि- 
तीको मिला दे। इमे करका अल फाल-संकरोधन कलेर सहनन ण्डक हो जाता है। णाक सके ह गपा ड 
९७ सिलाकर घटना चाहिये एव जिसमें सलार करता है, बहो ६० से अधिक हो हो उह ६० घटाना चाहिे-इ तर गप 
संस्कार होता है। 

उदाहरण." दिगि" के स्वानपर "मित" फड रलम रीत मध्व तिथिका थान दणादिक (९। १६) को १ से गुणा 
किषा छो (३८। ४८ ) हुआ। इसका चहत (४।४८) हुआ। (२८१ ४८) -बैतै हत (४।४८)-को घटया तो = २४। १० हुआ इसमे 
तिधि-वाकी (९।३६)-को पिलावा हो (३३। ३९) हुआ। इसे सुके अहरा ५ घ» संस्ए-फल घटावा शो (३३।३९)-- 
(५। ०)-(३८। १९) हुआ ६० से तित किय खे २८। ३६ घटक स्ह लिका मान हुआ, ओ पूर्वी मध्य शके पठि 
(६१३६) के आसत हुआ। 

“गित” पठ रखेपर देख नहीं होता है, अधिक अनर हो है। अब योगका साधन बको हैं (तोक २१-२१) 

स्पष्ट तिथि-यानको (२८ । १६)०४-११४। २४ हुआ। इसमें हिका सृकं ९।३२) मिला तो १२३।५६ हुआ। २७ से 
हित किया को सब्धि ४ से घट्यादिक ९५।५६ हुआ अर्थात्‌ सौधार खोणका मान घठयादिक १५।५६ हुआ। 

'योग-साधनका दूसरा प्रकार कहते है (लोक २३) सूर्य तथा चनी योग-कलायें ८०० से भाग नेप बधि योगसंख्य 
होगी शेष एण्य योगका गत घटादि मान हो । उसे ८० डरा घट सूरव-क््र-गरति-चोगयें ६० घटी तो शेष योपकलायें कवा इस 
तरह अतस भी योगका घटादि घन होता। 

अब करणका साधन-प्रकार कहते है- 

दुत तिथि-सख्यामे १ घटनेत सात "चल'करण होते है और कृ चदु्दहीके दी पणे शकि तथा अमावास्वाके 
पा और परें चु एव 'खाग' करण होते ै। शुत पि पूरे लष कके चार करण स्वरो ह और 
'तिधिके आधेके बराबर करणोंका मान होला यर मूल फे "लिते छि” सा सिख है, काम्ये" चति” ऐसा 
जठ होता चाहिये; क्योकि "छि" को पादक रखतेसे “कर अर्थ कह होक। जिसले कग कमक करणका जान नहीं होगा और " अहि!” 
देला रखनेपर काग करणका चष होगा। 


भङ्गल, बुध-चन्द्रमा, बृहस्पति-शुक्र, शनि-मङ्गल 
तथा सूर्य-शनि--ये ग्रह-स्वामी होते हैं' ॥ १-२॥ 

चालौसको साठसे गुणा करे। उसमें ग्वारहसे 
भाग दे। लब्धिको छ:से गुणा करके गुणनफलमें 
फिर ग्यारहसे ही भाग दें। लब्धो तीनसे गुणा 
करके गुणनफलमें एक मिला दे तो उतनी ही 
बार नाडीके स्फुरणके आधारपर पल होता है। 
इसके बाद भी अहर्विश नाडीका सुरण होता ही 
रहता है। 

उदाहरण -जैसे ४०५६०-२४००। ० २१९ 
लब्धि स्वल्पान्तरसे हुई । इसे छःसे गुणा किया तो 
२१९०६०१३१४ गुणनफल हुआ। इसमें फिर ११ 
से भाग दिया तो "७/ -११९ लब्धि, शेष-५, 
शेष छोड़ दिया। लब्धि ११९ को ३ से गुणा 
किया तो गुणनफल ३५७ हुआ। इसमें १ मिलाया 
तो ३५८ हुआ। इसको स्वल्पान्तरसे ३६० मान 
'लिया। अर्थात्‌ करमूलगत नाडीका ३६० बार 
स्फुरण होनेके आधारपर ही पल होते हैं, जिनका 


अहर्विश होता रहता है और इसी मानसे अकारादि 
स्वरॉका उदय भी होता.रहता है॥ ३-४३ ॥ 
(अब व्यावहारिक काल-ज्ञान कहते हैं-) 
कोन बार स्फुरण होनेपर १ “उच्छास' होता है 
अर्थात्‌ १ 'अणु" होता है, ६ 'उच्छास'का १ 
“पल' होता है, ६० पलका एक 'लिछा' अर्थात्‌ 
१ “दण्ड' होता है, (यद्यपि 'लिपता' शब्द कला- 
वाचक है, जो कि ग्रहोके राश्यादि विभागमे 
लिया जाता है, फिर भौ यहाँ काल-मानके 
प्रकरणमें "लि शब्दसे “दण्ड' हो लिया 
जायगा; क्योंकि 'कला' तथा “दण्ड'-ये दोनों 
अचक्रके षष्टयंश-विभागमे हौ लिये गये हैं) ६० 
दण्डका १ अहोरात्र होता है। उपर्युक्त अ, इ, उ, 
ए, ओ-स्वरोकी क्रमसे बाल, कुमार, युवा, 
वृद्ध, मृत्यु-ये पाँच संज्ञाएँ होती हैं। इनमें किसो 
एक स्वरके उदयके बाद पुनः उसका उदय पाचे 
खण्डपर होता है। जितने समयसे उदय होता 
है, उतने हौ समयसे अस्त भी होता है। इनके 


ज्ञानप्रकार आगे कहँगे। इसी तरह नाड़ीका स्फुरण | उदयकाल एवं अस्तकालका मान अहोरात्रके 


६ एस विपे सू 


कब्ज RE RE RR 
निक ड] हि [जि 
ee | २०१२ | ११८१, | ९११४ | urine 
| | || ER | Ei 
ड ड क त ड 
त ३ | 0 क नि 
ब र | ष स र 
च्ज्लि E] [ई] [® | | दु | | क | 
जलत | ह | सूर | मश | शः 
द्रि | च्ल | कुऋ | कु | कू | म] 


“दस गु शेके उच निरा खम सै, उसे एक ' तुका है और ६ आजुओंका एक “पल” होठ है। ६० पलका 


ह “दणड ६० दणका "अहो, ३० दित-राजका एक "क 


र हर मासका एक "वर्ष होता है।" 


अम्याव हर 


अर्थात्‌ ६० दण्डके एकादशांशके समान होता 
है-जैसे ६० में ११ से भाग देनेपर ५ दण्ड २७ 
पल लब्धि होगी तो ५ दण्ड २७ पल उक 
स्वरोंका उदयास्तमान होता है। किसी स्वरके 
'डदयके बाद दूसरा स्वर ५ दण्ड २७ पलपर उदय 
होगा। इसी तरह पाँचांका उदय तथा अस्तमान 
जानना चाहिये। इनमेंसे जब मृत्युस्वरका उदय 
हो, तब युद्ध करनेपर पराजयके साथ हो मृत्यु हो 
जाती है॥५-७॥ 

(अब शनिचक्रका वर्णन करते हैं-) 
शनिचक्रमें १५ दिनॉपर क्रमशः ग्रहोंका उदय 
हुआ करता है। इस पञ्चदश विभागके अनुसार 
'शनिका भाग सुमे मृत्युदायक होता है। (विशेष-- 
जब कि शनि एक रिम ढाई साल अर्थात्‌ ३० मास 
रहता है, उसमें दिन-संख्या ९०० हुई। ९०० में 
१५ का भाग देनेसे लब्धि ६० होगी। ६० दिनका 
१ पञ्चदश विभाग हुआ। शनिके राशियें प्रवेश 
करनेके बाद शनि आदि ग्रहोंका उदय ६० दिनका 
होगा; जिसमें उदयसंख्या ४ बार होगी । इस तरह 
जब शनिका भाग आये, उस समय युद्ध करना 
निषिद्ध है) ॥८॥ 

(अय कृर्मपूछ्कार शनि-यिम्बके पृष्ठ क्षेत्रफल 
कहते हैं--) दस कोटि सहरू तथा तेरह लाखमें 
इसीका दशांश मिला दे तो उतने हौ योजनके 
प्रमाणवाले कूर्मरूप शनि-विष्यके पृष्ठका क्षेत्रफल 
होता है। अर्थात्‌ ११००, १४३०००० ग्यारह अरब 


चौदह लाख तीस हजार योजन 
मृष्ठका क्षेत्रफल है। (विशेष--ग्रन्धान्तरोंमें ग्रहोंके 
बिम्ब-प्रमाण तथा कर्मप्रमाण योजनमें ही कहे 
गये हैं। जैसे 'गणिताध्याय' में भास्कराचार्य-सूर्य 
तथा चन्द्रका बिम्बपरिमाण-कथनके अवसरपर-- 
“बिम्ब रवेटिद्धिशरतुँसंख्यानीन्दो: खनागा- 
स्थुधियोजनानि।' आदि । यहाँ भी संख्या योजनके 
प्रपाणवाली ही लेनी चाहिये।) मघाके प्रथम 
चरणसे लेकर कृत्तिकाके आदिसे अन्ततक शनिका 
निवास अपने स्थानपर रहता है, उस समय युद्ध 
करना ठौक नहीं होता॥९॥ 

(अब राहु-चक्रका वर्णन करते हैं“) राहु- 
चक्रके लिये सात खड़ी रेखा एवं सात पड़ी रेखा 
बनानी चाहिये। उसमें वायुकोणसे नैंत्यकोणको 
लिये हुए अग्निकोणतक शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे 
लेकर पूर्णिमातककी तिथियोंको लिखना चाहिये 
एवं अभ्निकोणसे ईशानकोणको लिये हुए 
ायुकोणतक कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे लेकर 
अमावास्यातकको तिथियोंको लिखना चाहिये। 
इस तरह तिथिरूप राहुका त्यास होता है। 
“र'कारको दक्षिण दिशामें लिखे और ' ह' कारको 
बायुकोणमें लिखे। प्रतिपदादि तिथियोंके सहारे 
“क'कारादि अकषरॉको भी लिखे। नैऋत्यकोणमें 
“सकार' लिखे। इस तरह राहुचक्र तैयार हो जाता 
है। राहु-मुखमें* यात्रा करनेसे यात्रा-भ्ग होता 
है॥ १०--१२॥ 


"सहे नह्य जलात ग 


बा 


नारिं मृगवनस्नि खले मुखात्‌ पनिद शुषा भेत्‌ 


जरण, १९) 


(ताप 
सतीम राचा मोळ बरु रहका अनन अपने स्ने किलोम हो होता है। से लिखित चके 
दी एकोको रहा मख दिण दे कह पा छ और प्छ आभस्य वि रोगी; क्योकि रहुका स्वकप सर्र 
है और एकदे बाट द्म, नवमी आद विलोम र रहा सुख भ्रमण कोणा। इसी ताई युपल परक शिवियॉपर 
रुका मख आ रण ज प, उसि उस हि करन ठच जहाँ होतहै। कसनतार अशे सरका 
औ सम्बन्ध सिग गहै से पू स्क कि सा कत रै यह सिखा कया है; अः जिस लिन वर्ण है जङ निस 
सते समबन्ध रखक हो, उस सरले भौ उस दिल साख नकाँ। 


राहुचक्र नोचे दिया जा रहा है 


राहुचक्र 
(जू) (कृष्णति) 
फ प न ब ह बत 
ee ND 
ब रड 
नई सड 
१० ड 
का श्र 
ee ९६.३. ८ पेण 
र१२ रश ज 
लर ह छ 
बह) का ज 
३० 
|] &४ RN | ६४६) ७ 
क त षक च छ तबल) 
(यक) (सुक्लासिचि) 


(अब तिथिके अनुसार भ-निवासकी दिशाका 
वर्णन करते हैं-)पौर्णमासो तिथिको भाक 
जाम “विष्टि' होता है और वह अश्नकोणमेंरहतो 
है। तृतीया तिथिको भद्ाका नाम 'कराली' होता 
है और वह पूर्व दिशामें वास करती है। समम 
तिथिको घट्दाका नाम “घोरा' होता है और वह 
दक्षिण दिशामें निवास करती है। ससमी तथा 
दशमी तिथियोंकों भद्रा क्रमसे इंशानकोण तथा 
उत्तर दशाम, चतुर्दशी तिथिको वायव्य कोणे, 
चतुर्थी तिथिको पश्चिम दिशामें, शुक्लपक्षकी 
अष्टमी तथा एकादशीको दक्षिण दिशामें रहती है। 
इसका प्रत्येक शुभ कार्योमे सर्वथा त्याग करना 
चाहिये॥ १३-१४॥ 

(अब पंद्रह मुहूताँका नाम एवं नामानुकूल 
कार्योका वर्णन कर रहे हँ) रौद्र बेत, पत्र, 
सारभट, सावित्र, विरोचन, जयदेव, अभिजित्‌, 


बण, विजय, नन्दी, वरुण, यम, सौम्य, भव-- 
चे पंद्रह मुहूर्त हँ। "रद्र र्ते भयानक कार्य 
करना चाहिये। “श्वेत” मुहूर्तम स्नानादिक कार्य 
करना चाहिये। 'मैत्र' मुहूर्तयें कन्याका विवाह 
शुभ होता है। 'सारधट' मुहूर्तमें शुभ कार्य करना 
_चाहिये। “सावित्र महतं देवा स्थापन, 'विरोचन' 
मह्मं राजकीय कार्य, 'जयदेव' मुहूर्तमें विजय- 
सम्बन्धी कार्य तथा (रावण' मुहर्तमें संप्रामका 
कार्य करना चाहिये। 'विजय' मुहूर्तमें कृषि तथा 
व्यापार, “ननदी” मुहर्तमें घटकर, 'वरुण' मुहूर्तम 
तडागादि और "यम' महतं विनाशवाला कार्य 
करा चाहिये। “सौम्य' म्मे सौम्य कार्य करना 
चाहिये। 'भव' मुहूर्तमें दिन-रात शुभ लग्न ही 
रहता है, आतः उसमें सभी शुभ कार्य किये जा 
| सकते हैं। इस प्रकार ये पंद्रह योग अपने नामानुसार 
हो शुभ तथा अशुभ होते हैं*॥ १५-२०॥ 


लाके ३० दण्ड होने दिलमनका २५ यो खान २ दण्डका होगा; अल: उच सह महक आप मधयम मासे दण्डका 
हौ प्रतिदिन गा गया है। इसे ही 'शिषदिवटिका' मूके हं। दरले सासंकाललक २ ण्डके मानस प्रक मूक मान होता है। 


५ अध्याय १२३० 


मउ ममननम 


(अब राहुके दिशा-संचारका वर्णन कर रहे 
ह) (दैनिक राहु) राहु पूर्वदेशासे वायुकोणठक, 
बायुकोणसे दक्षिण दिशातक, दक्षिण दिशासे 
ईशानकोणतक, ईशानकोणसे पश्चिमतक, पश्चिमसे 
अग्निकोणतक एवं अग्निकोणसे उत्तरतक तीन- 
तीन दिशा करके चार घटियामें भ्रमण करता 
है॥ २१-२२॥ 

(अब ओषधियोंके लेपादिद्वारा विजयका वर्णन 
कर रहे हैं-) चण्डी, इन्द्राणी (सिंधुवार), वाराही 
(वारहीकंद), मुशली (तालमूली), गिरिकर्णिका 
(अपराजिता), बला (कुट), अतिबला (कंधी), 
क्षीरी (सिरखोला), मलिका (मोतिया), जाती 
(चमेली), यूथिका (जूही), श्वेता (सफेद मदार), 
शतावरी, गुरुच, वागुरी --इन यापरा दिव्य 
ओषधियोंकों धारण करना चाहिये। धारण करनेपर 
यै युद्धमे विजय-दायिती होती हँ॥ २३-२४॥ 

“ॐ नमो भैरवाय खड्गपरशुहस्ताय ह! 
ति्विनाशाय ॐ हूं फर्‌।--इस 
शिखा बाँधकर यदि संग्राम करे तो विजय अवश्य 
होती है। (अब संप्राममें विजयप्रद) तिलक, 
अझन, धूप, उपलेप, खान, पान, तैल, योगचूर्ण-- 
इन पदाषोका वर्णन करता हूँ, सुनो- 

सुभगा (नौलदू्वा), मनःशिला (मैनसिल), 
ताल (हरताल)-इनको लाक्षारसमें मिलाकर, 


स्त्रीके दूधमें घोंटकर ललाटमें तिलक करनेसे 
शत्रु वशे हो जाता है। विष्णुक्रान्ता (अपराजिता), 
सर्पाक्षी (महिषकंद), सहदेवी (सहदेइया), रोचना 
(गोरोचन)--इनको बकरीके दूधमें पीसकर 
लगाया हुआ तिलक शतुओंको चशमें करनेवाला 
होता है। प्रियंगु (नागकेसर), कुङ्कुम, कुष्ठ, 
मोहिनी (चमेली), तगर, घृत इनको मिलाकर 
लगाया हुआ तिलक वश्यकारक होता है। रोचना 
(गोरोचन), रक्तचन्दन, निशा (हल्दी), मनःशिला 
(मैनसिल), ताल (हरताल), प्रियंगु (नागकेसर), 
सर्षप (सरसो), मोहिनी (चमेली), हरिता (दूर्वा), 
विष्णुक्रान्ता (आपराजिता), सहदेवी, शिखा 
(जटामाँसी)--इनको मातुलुङ्ग (बिजौरा नीबू) के 
रसमें पीसकर ललाटमें किया हुआ तिलक वशमें 
करनेवाला होता है। इन तिलकॉसे इन्द्रसहित 
समस्त देवता बशमें हो जाते हैं, फिर क्षु 
मनुष्याँकी तो बात ही क्या है। मझिए, रक्तचन्दन, 
कट्कन्दा (सहिजन), विलासिनी, पुनर्नवा 
(गदहपूर्णा)-इनको मिलाकर लेप करनेसे सूर्य 
भी चशमें हो जाते हैं। मलयचन्दन, नागपुष्प 
(चम्पा), मज्लिष्ट, तगर, बच, लोप्, प्रियंगु 
(नागकेसर), रजनी (हल्दी), जटामाँसी -इनके 
सम्मिश्रणसे बना हुआ तैल वशमें करनेवाला होता 
है॥ २५-३४॥ 


इस रकार आदि आणे महुरं “बुद्धार्णवसम्कन्धी विविध योगो व्ण” नामक 
क सौ सोका अध्याय पूण हुआ# १२३॥ 
een 


हमे नमल जुष या अद कार्य कला काहे! इस सफ "हीचे ९५ ब विराण (५९)-वे कहे 
गे है, बसे 


_िकिशपुनगमिज्ञफितयवस्पपयुविश्नेडचिजिदथ.च विपाश इन्ानली च 
तिका भरः स्मः क्रमश श महण दसरे आजचदा:। 


एक सौ चौबीसवाँ अध्याय 
युद्धजयार्णवीय ज्यौतिषशास्त्रका सार 


अग्निदेव कहते हैं-- अब मैं युद्धजयार्णव- 
प्रकरणमें ज्योतिषशास्त्रकी सारभूत बेला (समय), 
मन्त्र और औषध आदि वस्तुओंका उसी प्रकार 
वर्णन करूँगा, जिस तरह शंकरजीने पार्वतीजीसे 
कहा था॥१॥ 

पार्वतीजीने पूछा--भगवन्‌! देवताओंने 
(देबासुर-संग्राममें) दानवॉपर जिस उपायसे विजय 
पायी थी, उसका तथा युद्धजयार्णबोक्त शुभाशुभ- 
विवेकादि रूप ज्ञानका वर्णन कौजिये॥२॥ 

शंकरजी बोले--मूलदेव (परमात्मा) -कौ 
इच्छसे पंद्रह अक्षरवाली एक शक्ति पैदा हुई। 
उसीसे चराचर जीवोकी सृष्टि हुई। उस शक्तिकी 
आराधना करनेसे मनुष्य सब प्रकारके अर्थोका 
ज्ञाता हो जाता है। अब पाँच मन्त्रोंसे बने 
हुएमनत्रपीठका वर्णन करूँगा। वे मन्त्र सभी 
मन्त्रके जीवन-मरणमें अर्थात्‌ ' अस्ति’ तथा 
“नास्ति' रूप सत्तामें स्थित हैं। ऋष्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद, अधर्ववेद-इन चारो चेदेकि मन्त्रको 
प्रथम मन्त्र कहते हैं। सच्ोजातादि मन्त्र द्वितीय 
मन्त्र हैं एवं ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र-ये तृतीय 
मन्त्रके स्वरूप हैं। ईश (भै), सात शिखावाले 
अग्नि तथा इन्द्रादि देवता-ये चौथे मन्त्रके 
स्वरूप हैं। अ, इ, उ, ए, ओ-ये पाँचों स्वर 
पञ्चम मन्त्रके स्वरूप हैं। इन्हों स्वरॉको मूलब्रहा 
भी कहते हैं॥ ३-६॥ 

(अब पञ्च स्वरकी उत्पत्ति कह रहे हुँ) 
जिस तरह लकड़ीमें व्यापक अग्निको प्रतीति 
बिना जलाये नहीं होती है, उसी तरह शरीरें 
विद्यमान शिव-शक्तिकी प्रतीति ज्ञानके बिना नहीं 
होती है। महादेवी पार्वती! पहले 3*कारस्वससे 
विभूषित शक्तिकी उत्पत्ति हुईं। तत्पश्चात्‌ बिन्दु 
“एकार' रूपमे परिणत हुआ। पुनः ऑकारमें शब्द 


चैदा हुआ, जिससे “उकार' का उद्गम हुआ। यह 
'उकार' हृदयमें शब्द करता हुआ विद्यमान रहता 
“अर्धचन्द्र' से मोक्ष-मार्गको बतानेवाले ' इकार' 
का प्रादुर्भाव हुआ। तदनन्तर भोग तथा मोक्ष 
दान करनेवाला अब्यक्त ' अकार” उत्पन्न हुआ। 
बहो 'अकार' सर्वशक्तिमान्‌ एवं प्रवृत्ति तथा 
निवृत्तिका बोधक है॥ ७-१०॥ 

(अब शरीरमें पाँचों स्वरोंका स्थान कह रहे 
ह-) 'अ' स्वर शरीरें प्राण अर्थात्‌ श्वासरूपसे 
स्थिर होकर विद्यमान रहता है। इसीका नाम 
“इडा” है।'इकार' प्रतिष्ठा नामसे रहकर रसरूपमें 
तथा पालक-स्वरूपमें रहता है। इसे ही 'पिङ्गला' 
कहते हैं। 'ई' स्वरको 'क्रूरा शक्ति' कहते हैं। 
“हर-बोज' (उकार) स्वर शरीरमें अग्निरूपसे 
रहता है। यही *समान-बोधिका विद्या' है। इसे 
“गा्थारो' कहते हैं। इसमें“ दहनात्मिका' शक्ति 
है। 'एकार' स्वर शरीरमें जलरूपसे रहता है। 
इसमें शान्ति-क्रिया है तथा 'ओकार' स्वर 
शरीरम बायुरूपसे रहता है। यह अपान, व्यान, 
उदान आदि पाँच स्वरूपॉमें होकर स्पर्श करता 
हुआ गतिशील रहता है। पाँचो स्वरोंका सम्मिलित 
सूक्ष्म रूप जो “ऑकार' है, वह 'शात्त्यतीत' 
जामसे बोधित होकर शब्द-गुणवाले आकाश- 
रूपमे रहता है। इस तरह पाँचो स्वर (अ, इ, उ, 
ए, ओ) हुए, जिनके स्वामी क्रमसे मङ्गल, सुध, 
गुरु, शुक्र तथा शनि ग्रह हुए। ककारादि वर्ण इन 
स्वरोके नौचे होते हैं। ये ही संसारके मूल कारण 
हैं। इन्होंसे चराचर सब पदार्थोंका ज्ञान होता 
है॥ १३-१४ ६४ 

अब यै विद्यापीठका स्वरूप बतलाता हूँ, 
जिसमें 'ओँकार' शिवरूपसे कहा गया है और 
“उमा' स्वयं सोम अथांत्‌ अमृतरूपसे है। इन्हींको 


७ अस्य १२५० 


_ बसर 


'वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री शक्ति भी कहते हैं। 
ब्रह्म, विष्णु तथा स्द्र--क्रमशः ये ही तीनों 
गुण हैं एवं सृष्टिके उत्पादक, पालक तथा 
संहारक हैं। शरीरके अंदर तीन रत्न नाड़ियाँ | 
हैं, जिनका नाम स्थूल, सूक्ष्म तथा पर है। 
इका श्वेत वर्ण है। इनसे सदैव अमृत टपकता 
रहता है, जिससे आत्मा सदैव आप्लावित रहता 
है। इस प्रकार उसका दिन-रात ध्यान करते 
रहना चाहिये। देवि! ऐसे साधकका शरीर आजर 
हो जाता है तथा उसे शिव-सायुज्यकी प्राप्ति 
हो जाती है। प्रथमतः अङगु आदिमे, रोम 
तथा देहमें भी अङ्गन्यास करे, तत्पक्षात्‌ मृत्युज॑यको 
अर्चना करके यात्रा करनेवाला संग्राम आदिमे 
विजयी होता है। आकाश शून्य है, निराधार 
है तथा शब्द-गुणवाला है। बायुमें स्पर्श गुण 


है। वह तिरछा झुककर स्पर्श करता है। 
रूपको अर्थात्‌ अग्निको ऊर्ध्वगति बतलायी 
गयी है तथा जलको अधोगति होतो है। 
सब स्थानोको छोड़कर गन्ध-गुणवाली पृथ्वी 
मध्यमे रहकर सबके आधार-रूपमें विद्यमान 
है॥ १५-२०६ ॥ 

नाभिके मूलमे अर्थात्‌ मेस्दण्डकी जड़में 
कंदके स्वरूपर्मे शिवजी सुशोभित हैं। वहाँपर 
शक्ति-समुदायके साथ सूर्य, चन्द्रमा तथा भगवान्‌ 
विष्णु रहते हैं और पञ्चतन्मात्राओकि साथ दस 
प्रकारके प्राण भी रहते हैं। कालागनके समान 
देडीप्यमान वह शिवजीकी मूर्ति सदैव चमकती 
रहती है। बही चराचर जौवलोकका प्राण है। 
उस मन्त्रपीठके नष्ट होनेपर वायुस्वरूप जीवका 
नाश समझना चाहिये*॥ २१-२३॥ 


हसा रकार आदि आलेय महतामे 'जुदाजयार्णक-सम्बन्थी ज्योतिष शातजका सार- कथन” नायक 
एक सौ चाँजीसकाँ अध्याय पूरा हुआ# १२४॥ 
Serer 
एक सौ पचीसवाँ अध्याय 
युद्धजयार्णव-सम्बन्धी अनेक प्रकारके चक्रोंका वर्णन 


'शंकरजीने कहा --' ॐ हीं कर्णमोटनि बहुरूपे 
अहु हं फद्‌, ॐ हः, ॐ ग्रस ग्रस, कृन्त 
कुन्तच्छक च्छक हूं फट्‌ नमः ।' इस मन्त्रा नाम 
“कर्णमोटी महाविद्या' है। यह सभी वर्णोमे रक्षा 
करनेवाली है। इस मन्त्रको केवल पढ्नेसे हौ 
मनुष्य क्रोधाविष्ट हो जाता है तथा उसके नेत्र 
लाल हो जाते हैं। यह मन्त्र मारण, पातन, मोहन 
एवं उच्चाटनमें उपयुक्त होता है॥ १-२॥ 

अब स्वरोदयके साथ पाँच प्रकारके वायुका 
स्थान तथा उसका प्रयोजन कहता हूँ। नाभिसे 
लेकर हदयतक जो वायुका संचार होता रहता 
है, उसको “मारुतचक्र' कहते हैं। जप तथा होम- 


कार्यमे लगा हुआ क्रोधी साधक उससे संग्रामादि 
कायम उच्चाटन-कर्म करता है। कानसे लेकर 
नेश्रतक जो वायु है, उससे प्रभेदन-कार्य करे एवं 
इदयसे गुदामार्गतक जो वायु है, उससे ज्वर-दाह 
तथा शह्ुऑका मारण-कार्य करना चाहिये। इसी 
चायुक्ता नाम 'वायुचक्र' है। हदयसे लेकर कण्ठतक 
जो वायु है, उसका नाम “रस” है। इसे ही 
“स्सचक्र' कहते हैं। उससे शान्तिका प्रयोग किया 
जाता है तथा पौष्टिक रसके समान उसका गुण 
है। भौहसे लेकर नासिकाके अग्रभागतक जो वायु 
है, उसका नाम “दिव्य' है। इसे ही 'तेजशक्र' 
कहते हैं। गन्ध इसका गुण है तथा इससे स्तम्भन 


यह शिव इस अध पूव अभ्रक अन्त आ म है। 


7362 अग्नि पराण १० 


और आकर्षण-कार्य होता है। नासिकाग्रमें मनको 
स्थिर करके साधक निस्संदेह स्तम्भन तथा 
'कीलन कर्म करता है। उपर्युक्त वायुचक्रमे चण्डबण्टा, 
कराली, सुमुखी, दुर्मुखी, रेवती, प्रथमा तथा 
घोरा-इन शक्तियोंका अर्चन करना चाहिये। 
उच्चाटन करनेवाली शक्तियाँ तेजशक्रमें रहती हैं। 
'सौम्या, भीषणी, देवी, जया, विजया, अजिता, 
(अपराजिता, महाकोटी, महारौद्री, शुष्ककाया, 
प्राणहरा-ये ग्यारह शक्तियाँ रसचक्रमें रहती 
ह॥३-९३॥ 

'विरूपाकषी, परा, दिव्या, ११ आकाश-माठकएँ, 
संहारी, जातहारी, दाल, शुष्करेवती, पिपीलिका, 
पुष्टिहरा, महापुष्टि, प्रवर्धना, भट्रकाली, सुभ, 
“भीमा, सुभद्रिका, स्थिर, निरा, दिव्या, निष्क्पा, 
गदिनी और रेबती-ये बत्तीस मात्काएँ कहे हुए 
चारं चक्रो (मारत, वायु, रस, दिव्य)-में आठ- 
आठके क्रमसे स्थित रहती हैं॥ १०-१२ $॥ 

सूर्य तथा चन्द्रमा एक ही हैं तथा उनकी 
शक्तियाँ भी भूतभेदसे एक-एक ही हैं। जैसे 
भूतलपर नदौके जलकी स्थानभेदसे ' तीर्थ' संज्ञा 
हो जाती है, शरीरके अस्थिपञ्जरपेँ रहनैवाला एक 
ही प्राण कई घण्डलों (चक्राँ)-से विभक्त हो 
जाता है। जैसे वाम तथा दक्षिण अङ्गके योगसे 
बही वायु दस प्रकारका हो जाता है, वैसे ही वही 
वायु तत्वरूपी वस्त्रमें छिपकर विचित्र बिन्दुरूपौ 
मुण्डके द्वारा कपालरूपी ब्रह्माण्डके अमृतका पान 
करता है॥ १३-१५॥ 

अब पवर्गके बलसे जिस प्रकार युद्धम 
विजय होती है, उसे सुनो -' अ, आ, क, च, 2, 
व, श'--यह प्रथम वर्ग कहा गया है। "इ, 
ई, ख, छ, ठ, थ, फ, र, ष'-यह द्वितीय वर्ग 
है। 'उ, ऊ ग, ज, ड, द, ब, ल, स'-यह 
तृतीय वर्ग है। "ए, ऐ, घ, झ, ढ, ध. भ, व, 
ह'-यह चौथा वर्ग है। 'ओ, औ, अं, अः, ङ 


ज ज. न, म'-यह पञ्चम वर्ग है। यें रैंतालीस 
अक्षर मनुष्योके अभ्युदयके लिये हैं। इने वर्गोके 
कमसे बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत्यु--यै 
पाँच जाम हैं ॥ १६--१९१॥ 

(अब तिथि, वार और नक्षत्रोंके योगसे 
'काल-ज्ञानका वर्णन करते हैं-) आत्मपीड़, 
शोषक, उदासीन--ये तीन 'प्रकारके काल होते 
हैं। मङ्गलवारको प्रतिपदा तिथि तथा कृत्तिका 
नक्षत्रं तो वे प्राणीके लिये लाभदायक होते हैं। 
मङ्गलवारको षछ्ठो तिथि तथा मघा नक्षत्र हों तो 
चौड़ाकारक होते हैं। मङ्गलवारको एकादशी तिथि 
और आद्रा नक्षत्र हाँ तो वे मृत्युदायक होते हैं। 
बुधवार, द्वितीया तिथि तथा मघा नक्षत्रका योग 
'एवं बुधवार, सत्तमौ तिथि और आरा नक्षत्रका 
योग लाभदायक होते हैं। बुधवार और भरणी 
नक्षत्रका योग हानिकारक होता है। इसी प्रकार 
बुधवार तथा श्रवण नक्षतरके योगें 'कालयोग' 
होता है। बृहस्पतिवार,ठृतीया तिथि और पूर्वाफलगुनी 
जक्ष्रका योग लाभकारक होता है। बृहस्पतिवार, 
अष्टमी तिथि, धतिष्ठा तथा आर्द्र नक्षत्र एवं 
गुरुवार, अयोदशी तिथि, आशलेषा नक्षत्र-ये 
योग मृत्युकोरक होते हैं। शुक्रवार, चतुर्थी तिथि 
और पूर्वभाद्रपदा नक्षत्रको योग श्रीवृद्धि करता हैं। 
शुक्रवार, नवमी तिथि और पूर्वाषाढा नक्षत्र-- 
यह योग दुःखप्रद होता है। शुक्रवार, द्वितीया 
तिथि और भरणी नक्षत्रका योग यमदण्डके 
'समान हानिकर होता है। शनिवार, पञ्चमी तिथि 
और कृत्तिका नक्षत्रका योग लाभके लिये कहा 
गया है। शनिवार, दशमी तिथि और आश्लेषा 
नक्षत्रका योग पीड़ाकारक होता है। शनिवार, 
पूर्णिमा तिथि और मघा नक्षत्रका योग मृत्युकारक 
कहा गया है॥२०--२६॥ 

(अब दिशा-तिथि-दिनके योगसे हानि-लाभ 
कहते हैं--) पूर्व, उततर, आगन, लव, दक्षिण, 


“वायव्य, पश्चिम, ऐशान्य--ये इनमेंसे एक-दूसरेको 
देखते हैं। प्रतिपदा तथा नवमी आदि तिथियॉमें 
मेषादि राशियोंके साथ हो रवि आदि वारको भी 
मिलाये। यह योग कार्यसिद्धिके लिये होता है। 
जैसे पूर्व दिशा, प्रतिपदा तिथि, मेष लग्न, 
रविवार--यह योग पूर्व दिशाके लिये युद्ध आदि 
कार्योमे सिद्धिदायक होता है। ऐसे और भौ 
समझने चाहिये। मेषसे चार राशियाँ अर्थात्‌ मेष, 
वृष, मिथुन, कर्क एवं कुम्भ-ये लग्न पूर्ण 
विजयके लिये होते हैं। शेष राशियाँ मृत्युके 
लिये होती हैं। सूर्यादि ग्रह तथा रिक्ता, पूर्णा 
आदि तिथियोका इसौ तरह क्रमशः न्यास करता 
चाहिये, जैसा कि पहले दिशाओंके साथ 
कहा गया है। सूर्यके सम्बन्धसे युद्धमे कोई 
उत्तम फल नहीँ होता। सोमका सम्बन्ध संधिके 
लिये होता है। मङ्गलके सम्बन्धसे कलह होता 
है। बुधके सम्बन्धसे संग्राम करनेसे अभीष्टसाथनकी 
प्राप्ति होती है। गुरुके सम्बन्धसे विजयलाभ 
होता है। शुक्रके सम्बन्धसे अधीष्ट सिद्ध होता 
है एवं शनिके सम्बन्धसे युद्धमें पराजय होती 
है॥ २७-३०॥ 

(पिङ्गला (पक्षि)-चक्रसे शुभाशुभ कहते 
हैं-) एक पक्षीका आकार लिखकर उसके मुख, 
नेत्र, ललाट, सिर, हस्त, कुक्षि, चरण तथा पंखमें 
सूर्यके नक्षत्रसे तीन-तीन नक्षत्र लिखे। पैरवाले 
तीन नक्तरोमि रण कलेसे मृत्यु होती है तथा 
पंखवाले तीन नक्षत्रम धनका नाश होता है। 
मुखवाले तीन नक्षत्रम पीड़ा होती है और 
'सिरवाले तीन नक्षत्रे कार्यका नाश होता है। 
कुक्षिवाले तीन नक्षत्रम रण करनेसे उत्तम फल 
होता है॥ ३१-३२६॥ 

(अब राहुचक्र कहते हैं-) पूर्वे 
जैऋत्यकोणतक, नैऋत्यकोणसे उत्तर दिशातक, 
उतर दिशसे अन्‍्िकोणतक, अग्निकोणसे पश्चिमतक, 


'चक्षिमसे ईशानतक, ईशानसे दक्षिणतक, दक्षिणसे 
'वायव्यकोणतक, वायव्यकोणसे उत्तरतक चार- 
चार दण्डतक राहुका भ्रमण होता है। राहुको 
पृष्ठकी ओर रखकर रण करना विजयप्रद होता है 
तथा राहुके सम्मुख रहनेसे मृत्यु हो जाती 
ह॥३३-३४३॥ 

प्रिये! मैं तुमसे अब तिथि-रहुका वर्णन 
करता हूँ। पूर्णिमाके बाद कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे 
अनकोणसे इशानकोणतक अर्थात्‌ 
कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथितक राहु पूर्व दिशामें 
रहता है। उसमें युद्ध करनेसे जय होती है। इसी 
तरह ईशानसे अग्निकोणतक और नैऋत्यकोणसे 
ायव्यकोणतक राहुका भ्रमण होता रहता है। 
मेषादि राशियोंको पूर्वादि दिराम रखना चाहिये। 
इस तरह रखनेपर मेष, सिंह, धनु राशियाँ पूर्वमे; 
बृष, कन्या, मकर-ये दक्षिणपे; मधुन, तुला, 
कुम्भ--ये पक्षिममें; कर्क, वृक्षिक, मीन-ये 
उत्तरम हो जाती हैं। सूर्यकी राशिसे सूर्यकी दिशा 
जानकर सम्मुख सूर्यम रण करना मृत्युकारक 
होता है॥ ३५--३७॥ 

(पाको तिथिका निर्णय बताते है) 


अष्टमी और पूर्णिमाको 'भद्ठा' होती है। भद्राका 
निवास अस्निकोणसे वायव्यकोणतक रहता है। 
अ क, च, उ, त, प, य, श--ये आठ वर्ण होते 
हैं, जिनके स्वामी क्रमसे सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल, 
बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु ग्रह होते हैं। इन 
अहोके वाहन कमसे ग, उलूक, बाज, पिङ्गल, 
कौशिक (उलूक), सारस, मयूर, गरड नामके 
'चक्षी हैं। पहले हवन करके मन्त्रको सिद्ध कर 
लेना चाहिवे। उच्चाटनमे मन्तरोका प्रयोग पा्वरूपसे 
करना चाहिये॥ ३८-४० ई॥ 


चश्य, ज्वर एवं आकर्षणमेँ पल्लवका प्रयोग 


'सिद्धिकारक होता है। शान्ति तथा सोहन-प्रयोगोमि 
“जम: -कहना ठीक होता हैं॥-पुष्ठिमें-तया 
चशोकरणमें 'वौषट्‌' एवं मारण तथा प्रीतिविनाशके | 
प्रयोगमें “हुम्‌' कहना ठीक 'होता है। विद्वेषण 
ततथा उच्चाटनमें 'फट्‌' कहना चाहिये पुत्रादि- 
प्राहिके प्रयोगमें तथा दीति आदिमे *वदट्‌' कहना 
चाहिये। इस तरह मन्त्रोंकी छः जातियों होती 
हैन ॥ 

अब हर तरहसे रक्षा करनेवाली ओषधियोंका 
वर्णन करूँगा -महाकाली,' चण्डी; "चारही 
(वाराहीक॑द), ` ईश्वरी, “सुदर्शना, 'इन्राणी 
(धवार) ~ इनको "शरीरें धारण करसे थे 
धारककी रक्षा करती हैं। बला (कुट), अतिबला 
(कषी), भीर (शतावरी अथवा कंटकारी), भुसली 
(तालमूली), सहदेवी, जाती (चमेली), मल्लिका 
(मोतिया), यूपी (जूही), गारुडी, भृङ्गराज 
(भटकटैया), चक्ररूपा--ये महौषभियौँ धारण 
'करनेसे युद्धमें विजयदायिनी होती हैं। महादेवि । 
ग्रहण लगनेपर पूर्वोक्त ओषधियोंका उखाड्ना 
'शुभदायक होता है॥ ४३--४६॥ 

'हाथीकौ सर्वाज्नसम्पन्न पिट्टौको मूर्ति बनाकर, 
उसके परके नीचे शके स्वरूपको रखकर, 
स्तम्धन-प्रयोग करना चाहिये। अथवा किसी 
पर्वतके ऊपर, जहाँपर एक ही वृक्ष हो, उसके 
नीचे, अथवा जहाँपर बिजली गिरी हो, 
उस प्रदेशमे, बल्मीककी मिट्टोसे एक स्त्रीकी 
प्रतिकृति बनाये। फिर ' ॐ नमो महाभैरवाय 


'विकृतरदष्टोगररूपाय पिंगलाइगय त्रिशूलखङ्गथराय 
खौषद्‌।' हे देवि! इस मन्त्रसे उस-मृत्तिकामयी 
देवीको पूजा करके (शुके) शस्तरसमूहका स्तम्भन 
(करा चाहिये॥ ४७-४९ ३ ॥ 

अब संग्राममे” विजयः ` दिलानेबाले 
अलिनकार्यका वर्णन - करूँगा--रातमें श्मशानमें 
जाकर जंग-धड़ंग, शिखा खोलकर,” दक्षिणमुख 
बैठकर जलती हुईं चितामें भनुष्यका मांस, रुधिर, 
विष, धूसी” और हके टुकड़े मिलाकर नीचे 
लिखे मन्त्रसे आठ सौ चार शत्रुका नाम लेकरे 
हवन करे--' ॐ नचो भगवति कौमारि लेल लले 
'लालेय लालय ' घण्टादेवि! अमुक मारं भारेय 
सहसा नमोऽस्तु ते भगवति चिद्य स्वाहा ।'-- इस 
विद्यासे हवन करनेपर शत्रु अंधा हो जाता 
है॥ ५०-५३॥ 

(सब प्रकारकी सफलताकै लिये हनुमानूजीका 
मन्त्र कहते हैं-) 'ॐ वज्रकाय वज्रतुण्ड 
कपिलपिङ्खल करालवदनोष्वकेश महाखल रक्तमुख 
तडिजिह्न महारौद्र दंष्टोत्कट कटकरालिन्‌ 
'महाद्ढप्रहार लङ्केश्रसेतुबन्ध शैलप्रथाह गगनचर, 
एहोहि भगवन्महाबलपरक्रम भरो जापयति, 
होहि महारौद्र दीघलाडूलेन अमुक वेष्टय वेष्टय 
जम्धय जम्भय खन खन वैते Ai देवि। इस 
मन्त्रको ३८०० बार जप कर लेप हनुमानजी 
सब प्रकारके कायाँको सिद्ध कर देते हैं। कपडेपर 
हनुमान्जीकी मूर्ति लिखकर दिखानेसे शतुऑका 
विनाश होता है॥ ५४-५५॥ 


इस कार आदि आणे महादुशाफ्ये “युद्ध जयारन-सम्बन्धी विवि कोका, वर्ण” नमक 
रक खँ प्स अध्याय, पए हुआ ॥ १२५० 
Sem 


० अध्याय ९२६ १७७ 
_ ममम उममससलममडरााउसलाउ उसमा 


एक सौ छब्बीसवाँ अध्याय 
नकषत्र-सम्बन्धी पिण्डका वर्णन 


शंकरजी कहते हैं-- देवि! अब मैं प्राणियोकि 
शुभाशुभ फलकी जानकारीके लिये नाक्षत्रिक 
पिण्डका वर्णन कहूँगा। (जिस राजा या मनुष्यके 
लिये शुभाशुभ फलका ज्ञान करना हो, उसको 
प्रतिकृतिरूपसे एक मनुष्यका आकार बनाकर) 
सूर्य जिस नक्ष हों, उससे तीन नक्षत्र उसके 
मस्तके, एक मुखम, दो श्रमे, चार हाथ और 
पैस्में, पाँच हृदयमें और पाँच जानुमें लिखकर 
आयु-वृद्धिका विचार करना चाहिये। सिरवाले 
(कार्य) करतेसे राज्यकी प्राति 
नाले नक्ष 


मामं ही मृत्यु -इस तरह क्रमशः फल होते 
है॥१-३६॥ 

(अब “कुम्भ-चक्र' कह रहे हैं-) आठ 
कुम्भको पूर्वादि आठ दिशाओंमें स्थापित करना 
चाहिये। प्रत्येक कुम्भमें तीन-तीन नक्षत्रॉकी 
स्थापना करोपर आठ कुम्भॉ्में चौबीस नक्षजोंका 
निवेश हो जानेपर चार नक्षत्र शेष रह जायँगे। इहं 
ही “सूर्यकुप्भ' कहते हैं। यह सूर्यकुम्ध अशुभ 
होता है। शेष पूर्वादि दिशाओँवाले कुम्भ-सम्बन्धी 
नक्षत्र शुभ होते हैं। (इसका उपयोग नाम-नक्षत्रसे 
दैनिक ,नक्षत्रतक गिनकर उसी संख्यासे करना 
चाहिये।) ॥ ४६॥ 

अब मैं संप्रामंमें जय-पराजयका विवेक प्रदान 
करनेवाले सर्पाकार गहुचक्रका वर्णन करता 

प्रथम अट्ठाईस बिन्दुओँको लिखे, उसमें तीन- 
तौनका विभाग कर दे, इस तरह आठ विभाग 
कर देनेपर चौबीस नक्षत्रोंका निवेश हो जायगा। 
चार शेष रह जायँगे। उसपर रेखा करे। इस तरह 
'करनेपर, 'सर्पाकार चक्र' बन जायगा। जिस 
नक्षतरमे राहु रहे, उसको सर्पके फणमें लिखे। 


उसके बाद उसी नक्षत्रसे प्रारम्भ करके क्रमशः 
सत्ताईस नक्षत्रोंका निवेश करे ॥५--७॥ 


RA 


(सर्पाकार राहुचक्रका फल-- ) मुखवाले 
सात नक्षत्रम संग्राम कलेसे मरण होता है, 
स्कन्धवाले सात नक्ष्रोमं युद्ध करनेसे पराजय 
होती है, पेटवाले सात नक्षत्रॉमे युद्ध करनेसे 
सम्मान तथा विजयकी प्राति होती है, कटिवाले 
नक्षत्रम संग्राम करनेसे शत्रुओका हरण होता है, 


, | पुच्छवाले नक्षत्रम संग्राम करनेसे कीर्ति होती है 


और रहस दृष्ट नकर संग्राम कलेस मृत्यु होती 
है। इसके बाद फिर स्यसे राहुतक ग्रहोंके बलका 
वर्णन करूँगा॥ ८-१०॥ 

(अर्धयामेशका वर्णन करते हैं-) जैसे चार 
ज्रहरका एक दिन होता है तो एक दिनमें आठ 
अर्षप्हर होंगे। यदि दिनमान बत्तीस दण्डका हो 
तो एक अर्ध प्रहरका मान चार दण्डका होगा। 
दिनमान-प्रमाणमें आठसे भाग देनेपर जो लब्धि 
होगी, यही एक अर्धप्रहरका मान होता है। रवि 
आदि सात वामे प्रत्येक अर्धप्रहरका कौन ग्रह 
स्वामी होगा-इसपर विचार करते हुए केवल 
रविवारके दिन प्रत्येक अर्धपरहके स्वामियोँको 
अवता रहे हैं। जैसे रवियारमें एकसे लेकर आठ 
अर्ीहरोके स्वामी क्रमश: सूर्य, शुक्र, बुध, सोम, 


हैं। | शनि, गुरु, मङ्गल और राहु ग्रह होते हैं। (इनमें 


जिस विभागका स्वामी शनि होता है, वह समय 
शुभ कार्योस त्याज्य है और उसे ही “बारबेला' 
कहते हं) 

(विशेष--रविवारके अर्धयामेशाको देखनेसे 
यह अनुमान होता है कि रविवारके अतिरिक्त 
जिस दिनका अर्धयामेश जानना हो तो प्रथम 


२७८ 


अर्धयामेश तो दिनपति ही होगा और बादके 
अर्धयामोंके स्वामी छ: संख्यावाले ग्रह होंगे। इसी | 
आधारपर रविवारसे लेकर शनिवारतकके अर्धयामेकि | 
स्वामी नीचे चक्रमें दिये जा रहे हँ" 


| बु०] क०] जग 


करके जो संग्राम करता है, वह सैन्यसपुदायपर 
विजय प्राप्त करता है तथा जुआ, मार्ग और युदधमे। 
सफल होता है॥ ११-१२॥ 

(नक्की स्थिरादि संज्ञा तथा उसका प्रयोजन 
कहते हैं--) रोहिणी, तीनों उता, मृगशिरा 
इन पाँच नक्षत्रोंकी 'स्थिर' संज्ञा है। अशिती, 
रेवती, स्वाती, धनिष्ठा, शतभिषा-इन पाँचौं 
नक्त्रोंकी “विप्र संज्ञा है। इनमें यात्रा्थीको यात्रा 
करनी चाहिये। अनुराधा, हस्त, मूल, मृगशिरा, 
युष, पुनर्वसु -इनमें प्रत्येक कार्य हो सकता है। 
जयेष्ठ, चित्रा, विशाखा, तीतो पूर्वाएँ, कृत्तिका, 
भरणी, मघा, आ, आर्लेषा-इनकी "दारुण" 
संञा है। स्थिर कामें स्थिर सजवले न्त्रक 
लेना चाहिये। यातरामे 'क्िप्' संज्ञक नक्षत्र उत्तम 
माने गये हैं। “मृदु' संक नक्षते सौभाग्यका 
काम तथा 'डग्र' संज्ञक नक्षत्रम उग्र काम करना 
चाहिये। 'दारुण' संक नक्षत्र दारुण ( भयानक) 


कामके लिये उपयुक्त होते हैं॥१३-९१६१॥ 


(अब अधोमुख, विर्यङ्मुख आदि नक्षत्रोंक 
जाम तथा प्रयोजन कहता हुँ--) कृत्तिका, भरणी, 
आरलेषा, विशाखा, मघा, मूल, तौनों पूर्वाएँ--ये 
अधोमुख नक्षत्र हैं। इनमें अधोमुख कर्म करना 
चाहिये। उदाहरणार्थ कूप, तदाग, विद्याकर्म, 
चिकित्सा, स्थापन, नौका-निर्माण, कृपोंका विधान, 
गड्ढा खोदना आदि कार्य इन्हीं अधोमख नक्षत्रम 
करना चाहिये। रेवती, अश्विनी, चित्रा, हस्त, 
स्वती, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, ज्येये 
जौ नक्षत्र तिर्यङ्मुख हैं। इनमें राज्याभिषेक, हाथी 
तथा घोडेको पट्टा बाँधना, बाग लगाना, गृह तथा 
प्रासादका निर्माण, प्राकार बनाना, क्षेत्र, तोरण, 
ध्वजा, पताका लगाना-इन सभी कार्योंकों करना 
चाहिये। रविवारको द्वादशी, सोमवारको एकादशी, 
मङ्गलवारको 


'बृहस्पतिवारको षछी, शुक्रवारको 
सप्तमी हो तो “दग्धयोग' होता है॥१७--२३॥ 

(अब त्रिपुष्कर योग बतलाते हैं-) द्वितीया, 
द्वादशी, सप्तमी -तीन तिथियाँ तथा रवि, मङ्गल, 
शनि--तीन वार-ये छः 
विशाखा, कृत्तिका, 
पूर्वभाइपदा--ये छ; नक्षत्र भी 'त्रिपुष्कर' हैं। 
अर्थात्‌ रवि, शनि, मङ्गलवार द्वितीया, समौ, 
दवादशीमेसे कोई तिथि हो तथा उपर्युक्त नक्षत्रॉमेंसे 
कोई नक्षत्र हो तो “त्रिपुष्कर-योग' होता है। 
तिपुष्कर योगमें लाभ, हानि, विजय, वृद्धि, 
पुत्रजन्म, वस्तुआँका नष्ट एवं विनष्ट होना-ये 
सब त्रिगुणित हो जाते हैं ॥२४-२६॥ 

(अब नक्षत्रोंकी स्वक्ष, मध्याक्ष, मन्दाक्ष और 
अन्धाक्ष संज्ञा तथा प्रयोजन कहते हैं-) अखिनी, 
भरणी, आश्लेषा, पुष्य, स्वाती, विशाखा, श्रवण, 
पुनर्वसु ये दृढ़ नेत्रवाले नक्षत्र हैं और दसों 


रेक दिनको अर्धयमेश- संशय आठ है तदा दिवस सकल लेकर सिक सात हो है। अतः आठवें अमक रमे 


सला गया है। जैसे- 


किदं गुलिके मो नितः स्वा लिकः सृ: ॥ 
कु यँ अपुण परि राहुको अका सो खान रहे है--यह विशेष खात है। 


७ अध्याय १२७+ 


२७९ 


दिशाओंको देखते हैं। (इनकी संज्ञा “स्वक्ष' है।) 
इनमें गयी हुई वस्तु तथा यात्रामें गया हुआ व्यक्ति 
विशेष पुण्यके उदय होनेपर ही लौटते हैं। दोनों 
आषाङ नक्षत्र, रेवती, चित्रा, पुरर्वसु-ये पाँच 
नक्षत्र 'केकर' हैं, अर्थात्‌ 'मध्याक्ष' हैं। इनमें गयी 
हुई वस्तु विलम्बसे मिलती है। कृत्तिका, रोहिणी, 
मृणशिरा, पूर्वाफाल्गुनी, मघा, मूल, ज्येष्ठा, अनुराधा, 
धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा-ये नक्षत्र 
“चिपिटाक्ष' अर्थात्‌ 'मन्दाक्ष' हैं। इनमें गयी हुई 
बस्तु तथा मार्ग चलनेवाला व्यक्ति कुछ हो 
बिलम्बमें लौट आता है। हस्त, उत्तरभाद्रपदा, 
आह, पूर्वाषाढा-ये नक्षत्र 'अन्धाक्ष' हैं। इनमें 
गयी हुई वस्तु शीघ्र मिल जातो है, कोई संग्राम 
जल प्रकार आदि आ्नेय महुरं 


जहाँ करना पढ्ता॥२७--३२॥ 

अब नक्ष स्थित “गण्डान्त'का निरूपण 
कलला हुँ--रेवतीके अते चार दण्ड और अंशिनीके 
आदिके चार दण्ड 'गण्डान्त' होते हैं। इन दोनों 
नक्षत्रका एक प्रहर शुभ कायम प्रयलपूर्वक त्याग 
देना चाहिये। आस्लेपाके अन्तका तथा माके 
® आदिके चार दण्ड “द्वितीय गण्डान्त' कहे गये हैं। 
अरि! आब “तृतीय गण्डासत'को सुनो--ज्येष् 
तथा मूलके बीचका एक प्रहर बहुत ही भयानक 
होता है । यदि व्यक्ति अपना जीवन चाहता हो तो 
उसे इस कालमें कोई शुभ कार्य नहीं करना 
चाहिये। इस समयमें यदि बालक पैदा हो तो 
उसके माता-पिता जीवित नहीं रहते ॥ ३३--३६॥ 
“गक्षशोके विर्षायका प्रतिपादन ' नामक 


एक सा छब्बीस अध्याय पूरा हुआ# १२६० 
Po >> 


एक सौ सत्ताईसवाँ अध्याय 


बलोंका 


शंकरजी कहते हैं-'विष्कुम्भ योग'की 
तीन घड़ियाँ, *शूल योग'की पाँच 'गण्ड' तथा 
“अतिगण्ड योग"की छः 'व्याधात' तथा 'वज्ज 
योग' की नौ घडियोँको सभी शुभ कारयोमे त्याग 
देना चाहिये। “परिभ, 'व्यतीषात' और 'वैधृति' 
योग पूय दिन त्याज्य बतलाया गया है। इन योगें 
यात्रा-युद्धादि कार्य नहीं करने चाहिये॥ १-२॥ 

दैवि! अव मैं मेषादि राशि तथा ग्रहोंके द्वार 
'शुभाशुभका निर्णय बतत हँ--जन्म-रशिके चन्द्रमा 
तथा शुक्र वर्जित होनेपर ही शुभदायक होते हैं। 
जन्म-राशि तथा लग्ने दूसरे स्थानमें सूर्य, शनि, 
राहु अथवा मङ्गल हो तो प्राप द्रव्यका नाश और 
अप्राप्तका अलाभ होता है तथा युद्धे पराजय 
होती है। चन्द्रमा, बुध, गुरु, शुक्र-ये दूसरे 
स्थानम शुभप्रद होते हैं। सूर्य, शनि, मङ्गल, शुक्र, 
बुध, चन्द्रमा, राहु--ये तीसरे घरमे हों तो शुभ 


फल देते हैं। बुध, शुक्र चौथे भावमें हों तो शुभ 


वर्णन 

तथा शेष ग्रह भवदायक होते हैं। बृहस्पति, शुक्र, 
बुध, चत्रमा-ये पञ्चम भावमे हों तो अभीष्ट 
लाभकी प्राति कराते हैं। देवि! अपनी राशिसे 
छठे भावम सूर्य, चन्द्र, शनि, मङ्गल, बुध--ये 
ग्रह शुभ फल देते हैं; किंतु छठे भावका शुक्र तथा 
गुरु शुभ नहोँ होता। सप्तम भावके सूर्य, शनि, 
मङ्गल, राहु हानिकारक होते हैं तथा बुध, गुरु, 
शुक्र सुखदायक होते हैं। अहम भावके बुध और 
शुक्र-शुभ तथा शेष ग्रह हानिकारक होते हैं। 
नवम भावके बुध, शुक्र शुभ तथा शेष ग्रह अशुभ 
होते हैं। दशम भावके शुक्र, सूर्य लाभकर होते 
हैं तथा शनि, मङ्गल, राहु, चन्रमा-बुध शुभकारक 
होते हैं। ग्यारह भावम प्रत्येक ग्रह शुभ फल 
देता है, परंतु दसवें बृहस्पति त्याज्य हैं। द्वादश 
भावमें बुध-शुक्र शुभ तथा शेष ग्रह अशुभ होते 
हैं। एक दिन-रातमै, दादश राशियाँ भोग करती 
है। अब मै उनका वर्णन कर रहा हूँ॥ ३-१२॥ 


(राशियोका भोगकाल एवं चरादि संज्ञा तथा 
प्रयोजन कह रहे हं) मौन, मेष, मिथुन-इनमे | 
प्रत्येकके चार दण्ड; वृष, कर्क, सिंह, कन्या- 
इनमें प्रत्येकके छः दण्ड; तुला, वृक्षिक, धत, 
मकर, कुम्प--इनमें प्रत्येक पाँच दण्ड भोगकाल 
हैं। सूर्य जिस राशिमें रहते हैं, उसीका उदय होता 
है और उसी राशिसे अन्य राशियोंका भोगकाल 
प्रारम्भ होता है। मेषादि राशियोंकी क्रमशः “चर', 
'स्थिर' और 'द्विस्वभाव' संज्ञा होती है। जैसे- 
मेष, कर्क, तुला, मकर-इन राशियोंकों “चर 
संज्ञा है। इनमें शुभ तथा अशुभ स्थायी कार्य करने 
चाहिये। वृष, सिंह, वृश्चिक, कुम्म--इन राशियोंकी 
'स्थिर' संज्ञा है। इनमें स्थायी कार्य करना 


ाहिये। इन लगें बाहर गये हुए व्यक्तिसे शीघ्र 
समागम नहीं होता तथा रोगीको शीघ्र रोगसे 
मुक्ति नहीं प्राप्त होती। मिथुन, कन्या, धनु, 
'मीन--इन राशियोँकी 'द्विस्वभाव' संज्ञा है। ये 
द्विस्वभावसंज़क राशियाँ प्रत्येक कार्यमें शुभ फल 
देनेवाली हैं। इनमें यात्रा, व्यापार, संग्राम, विवाह 
एवं राजदर्शन होनेपर वृद्धि, जय तथा 
लाभ होते हैं और युद्धमे विजय होती है। अश्विनी 
नक्षत्रकी बीस ताराएँ हैं और घोड़ेके समान 
उसका आकार है। यदि इसमें वर्षा हो तो एक 
राततक घनघोर वर्षा होती है। यदि भरणीमें वर्षा 
आरम्भ हो तो पंद्रह दिनतक लगातार वर्षा होती 
रहती है॥ १३-१९॥ 


जग प्रकार आदि आणे गहापुराणमे "विधिर बलो वर्णन” नामक 
एक सौ साई अध्याय पूण हुआ ५ १२७४ 


एक सौ अद्ठाईसवाँ अध्याय 
कोटचक्रका वर्णन 


शंकरजी कहते हैं-- अय मैं ' कोटचक्र' का 


वर्णन करता हूँ-पहले चतुर्भुज लिखे, उसके | पूर्वादि 


भीतर दूसरा चतुर्भुज, उसके भीतर तीसरा चतुर्भुज 
और उसके भीतर चौथा चतुर्भुज लिखे। इस तरह 
लिख देनेपर 'कोटचकर' बन जाता है। कोटचक्रके 
भीतर तीन मेखलाएँ अनती हैं, जिनका नाम 
कमसे "प्रथम नाडी', “मध्यनाडी' और 'अन्तनाडी' 
है। कोटचक्रके ऊपर पूर्वादि दिशाओंको लिखकर 
मेषादि राशियॉंको भी लिख देना चाहिये। 
(कोटचक्रमें नक्षत्रोंका न्यास कहते हैं-) पूर्व 
भागमें कृतिका, अग्निकोणमें आश्लेषा, दक्षिणम 
मया, नैऋत्यमें विशाखा, पश्षिममें अनुराधा, 
'ायुकोणमें श्रवण, उमे धनिष्ठ, ईशानमें भरणोको 


'लिखे। इस तरह लिख देनेपर बहा नाड़ीमें अर्थात्‌ 


प्रथम नाड़ीमें आठ नक्षत्र हो जायेंगे। इसी तरह 
दिशाओंके अनुसार रोहिणी, पुष्य, 
पूर्वाफाल्गुनी, स्वात, ज्येष्ठा, अभिजित्‌, शतभिषा, 
अश्विनौ-ये आठ नक्षत्र, मध्यनाडीर्मे हो जाते 
हैं। कोटके भीतर जो अन्तनाडी है, उसमें भी 
पादि दिशाओंके अनुसार पूर्व मृगशिरा, 
अनिकोणमे पुनर्वसु, दक्षिणमें उत्तराफाल्गुनी, 
हयम चित्र, पश्चिम मूल, वायव्यम उता, 
उत्र पूर्वाभादपदा और ईशानमें रेवतीको लिखे। 
इस तरह लिख देनेपर अन्तीम भी आठ नक्षत्र 
हो जाते हैं। आरा, हस्त, पूर्वाषाढ़ा तथा 
उत्तराभाद्पदा--ये चार नक्षत्र कोटचक्रके 
मध्ये स्तम्भ होते है।इस तरह चक्रको लिख 
देनेपर खाहरका स्थान दिशाके स्वामियोंका होता 


दरक । सष ह पष्‌ टल ऋ । (अनिः १२८।९) 


ऱ्य 
ना भी ऐसा ही र्त है। 


नद गक ल कोदे के चक रन इ रा कि गणै 
Ei पल च ज डो ला स्‌ क 


«अध्याय ३२८० २८१ 


है*। आगन्तुक योद्धा जिस दिशायें जो नक्षत्र है, | बुध--ये जब नक्षत्रके अने रहें, तब यदि युद्ध 
उसी नक्षत्रमें उसी दिशासे कोटमें यदि प्रवेश | आरम्भ किया जाय तो आक्रमणकारीकी पराजय 
करता है तो उसकी विजय होतो है। कोटके | होती है। प्रवेशवाले चार नक्षतरोमे यदि युद्ध छेड़ 
बौचमें जो नक्षत्र हैं, उन सक्षत्रों्में जब शुभ ग्रह | जाव तो वह दुर्ग वशमें हो जाता है -इसमें कोई 
आवै, तब युद्ध करनेसे मध्यवालेकी विजय तथा | आश्षयंकी बात नहीं है॥१--१३॥ (विशेष-- 
चढ़ाई करनेवालेकी पराजय होती है। प्रवेश | प्रथम नाड़ीके आठ नक्षत्र दिशाके नक्षत्र हैं, उन्हींको 
करनेवाले नक्षत्रमे प्रवेश करना तथा निर्गमवाले | “बाहा' भी कहते हैं। मध्य तथा अन्त नाडौवाले 
नक्षत्रम निकलना चाहिये। शुक्र, मङ्गल और | नक्षश्ेंको कोटके मध्यका समझना चाहिये।) 
जल पकार आदि आक महमुराचमे 'कोटचक्रका कर्षत! नामक 
एक सीँ अद्ाईसर्वां अध्याय पूरा हुआ॥ १२८७ 
भव के आम लक 


“(क समीके तचा म ' काम को शाप लिखते है 
पो हु तः सही बृ प्रदे दि चाप दिध क्रम रः (९९। ४७) 
कू, कोणे शे ङग, द पेक, से चना, उक्त ई पपत - 

' पाए ऋ लके सानी क गे है। 


ज 
संय 
(प भर, कृतिका, आएल, म, विश अनुशथा, श्वन, निदे आठ म बाझ (प्रथम गाडी) हैं। आखि, 
सोन, पुष्य पु, फा, साती, ज्य, अभि, शपि -हे मधे आठ नड हैं वच, गि, पुरस, उती, 
चित्र, मृत, उच, पू्वाापदा-_यै आठ कब अनीके हं मध्य सा अनीके शोको 'मध्यके नश कहते हैं। 
'दिशाकै नरो शके है। उसके विस दकारे नको 'निरतन' कह है जैसे ररे हो घय ति होगा। 


एक सौ उन्तीसवाँ अध्याय Fः 
अर्घकाण्डका प्रतिपादन 


शंकरजी कहते हैं- अब मैं वस्तुऑंकी 
महग तथा सस्तीके सम्बन्धमे विचार प्रकट कर 
रहा हूँ। जब कभी भूतलपर उल्कापात, भूकम्प, 
निर्घत (वञ्रापात), चन्द्र और सर्के ग्रहण तथा 
दिशाओँमें अधिक गरमीका अनुभव हो तो इस 
बाका प्रत्येक मासमे लक्ष्य करना चाहिये। यदि 
उपर्युक्त लक्षणोंमेंसे कोई लक्षण चेत्रमे हो तो 
अलंकार-सामप्रियों (सोना-चाँदो आदि)-का संग्रह 
करना चाहिये। वह छः मासके बाद चौगुने 
मूल्यपर बिक सकता है। यदि वैशाखमे हो तो 
वस्त्र, धान्य, सुवर्ण, घृतादि सव पदार्थका संग्रह 
करना चाहिये। ये आठवें मासमे छःगुने मूल्यपर 


चिकत हैं। यदि ज्येष्ठ तथा आपाढ़ मासमें मिले 
चो जौ, गेहूँ और धान्यका संग्रह करना चाहिये। 
यदि श्रावणमें मिले तो घृत-तैलादि रस-पदाथाँका 
संग्रह करना चाहिये। यदि आश्चिनमें मिले तो 
वस्त्र तथा धान्य दोनॉंका संग्रह करना चाहिये। 
यदि कार्तिक्मे मिले तो सब प्रकारका अन्न 
खरीदकर रखना चाहिये। अगहन तथा पौषमें 
यदि मिले तो कुङ्कुम तथा सुगन्धित पदारधोसे 
लाभ होता है। माधमें यदि उक्त लक्षण मिले तो 
धान्यसे लाभ होता है। फाल्गुनमे मिले तो 
सुगन्धित पदाधाँसे लाभ होता है । लाभकी अवधि 
छः या आठ मास समझनी चाहिये॥ १--५॥ 


इसा प्रकार आदि आणेय महामुराणमे 'अर्घकाण्डका प्रतिषादत” नापक 
एक सौ उ्तीसचा अध्याय पूरा हुआ# १२१० 
SR 


एक सौ तीसवाँ अध्याय 
विविध मण्डलोंका वर्णन 


शंकरजी कहते हैं-- भ! अब मैं विजयके 
लिये चार प्रकारक मण्डलका वर्णन करता हूँ। 
कृत्तिका, मघा, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, विशाखा, 
भरणी, 'पूर्वाभा्रपदा--इन नक्षत्रका 'आमनेय 
मण्डल' होता है, उसका लक्षण बतलाता हूँ। इस 
मण्डलमें यदि विशेष वायुका प्रकोप हो, सूर्य- 
चन्द्रका परिवेष लगे, भूकम्प हो, देशकी क्षति 
हो, चन्द्र-सूर्यका ग्रहण हो, धूमज्वाला देखनेमें 
आये, दिशाओंमें दाहका अनुभव होता हो, केतु 
अर्थात्‌ पुच्छल तारा दिखायी पढ़ता हो, रकवृष्ट 
हो, अधिक गर्मीका अनुभव हो, पत्थर पड़े, तो 
जनतामें नेत्रका रोग, अतिसार (हैजा) और 
अलिभय होता है। गये दूध कम कर देती हैं। 
नकम फल-पुष्प कम लगते हैं। उपज कम होती 
है। वर्षा भी स्वल्प होती है। चारों वर्ण (राम, 


क्षत्रिय, वैश्य तथा शू) दुःखो रहते हँ। सारे 
मनुष्य भूखसे व्याकुल रहते हैं। ऐसे उत्पातके 
दौख पड्नेपर सिन्ध-यमुवाकी तलहटी, गुजरात, 
भोज, बाहक, जालन्धर, कारमीर और सार्व 
उत्तराषय-ये देश विनष्ट हो जाते हैं। हस्त, 
चित्रा, मघा, स्वाती, मृगशिर, पनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, 
आश्विनो - इन नक्षत्रोंका “वायव्य मण्डल' कहा 
जाता है। इसमें यदि पूवोक्त उत्पात हों तो विक्षि 
होकर हाहाकार करती हुई सारी प्रजाएँ नटाय 
हो जाती हैं। साथ ही डाहल (त्रिपुर), कामरूप, 
कलित कोशल, अयोध्या, उजैन, कोङ्कण तथा 
आन्ध्र--ये देश नष्ट हो जाते हैं। आश्लेषा, मूल, 
पूर्वाषाढा, रेवती, शतभिषा तथा उत्तराभाद्रपदा- 
इन नकत्रोंको 'वारुण-मण्डल' कहते. हैं इसमें 
यदि पूर्वोक्त उत्पात हों तो गायोंमें दूध-घीकी 


५ अध्याय १३१० ३८३ 


चूद्धि और वकम पुष्प तथा फल अधिक लगते | कर लेते हैं और राजाओके लिये हितकारक 
हैं। प्रजा आरोग्य रहती है। पृथ्वी धानयसे परिपूर्ण सुभिक्ष होता है॥ १५-१६३ ॥ 
हो जाती है। अन्नॉका भाव सस्ता तथा देशम | 'ग्राम' दो प्रकारका होता है--पहलेका नाम 
सुकालका प्रसार हो जाता है, किंतु राजाओंमें | 'सुखग्राम' है और दूसरेका नाम 'पुच्छग्राम' है। 
परस्पर घोर संग्राम होता रहता है॥१--१४॥ | चन्द, राहु तथा सूर्य जब एक रहिम हो जाते हँ, 

ज्ये, रोहिणी, अनुराधा, श्रवण, थनिष्ठ, | तब उसे “मुखग्राम' कहते हैं। राहुसे सातवें 
उततरावाका, सातवाँ अभिजित्‌--इन नक्षशँका नाम | स्थानको 'पुच्छप्राम' कहते हैं सूर्यके नक्षसे 
“महेन्द्र मण्डल' है। इसमें यदि पूरवो उत्पात हों | वे न्ष जब चन्द्रमा आता है, उस समय 
हो प्रजा प्रसन्न रहती है, किसी प्रकारके रोगका | तिथि-साधनके अनुसार “सोमग्राम' होता है अर्थात्‌ 
भय नही रह जाता। राजा लोग आपसमें संधि | पूर्णिमा तिथि होती है*॥ १७-९९॥ 

इस प्रकार आदि आण्नेय महाुणणमें “विविध मण्डलोका वर्णन” नासक 
एक साँ तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ# १३०॥ 
Serene 


एक सौ इकतीसवाँ अध्याय 
'घातचक्र आदिका वर्णन 

शंकरजी कहते हैं-पू्वादि दिशाओंमें | तिथियोंका न्यास करे। इस चैत्र-चक्रमे पूर्वादि 
प्रदक्षिणक्रमसे अकारादि स्वरको लिखे। उसमें | दिशाओंमें सपर्श-वणोको लिखनेसे जय- 
शुक्लपकषकी प्रतिपदा, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पराजयका तथा लाभका निर्णय होता है। 
केवल शुक्लपक्षकी एक अष्टमी (कृष्णपक्षको | विषम दिशा, विषम स्वर तथा विषम वर्णम शुभ 
अष्टमी नहीं), सपमी, कृष्णपक्षमें प्रतिपदासे | होता है और सम दिशा आदिमें अशुभ होता 
लेकर त्रयोदशीतक (अष्टमीको छोड़कर) द्वादश | है॥ १-३॥ 


आनि, छ ६ ७।८ ह 
अं इक पूव डड 


र थ्न कृ. १२१३ चि. पय 
ओओ 
यजद उतर 
कृ. १०११ हि. 
जुड कन 
ए कून ७।६ कि. कृ. ५।६ हि. 
ह्ज्घस 


इस चक्रमें शुक्लपसको 
३५२।३।४५।६।७१९।१०।११।१२।१३ ये तिथिया लो गयो हैं। 

ज़रंष्क््श््््जक्ज््कव्ल््कः्डअ्ू्ण्य्य 
सिम चन रोग क्योकि सवा दो कको एक रा होली है। जूर्य रिन चन रहता है, तब पूय हौ तिथि 
सोली $। उसे हो 'सोसग्राम' कहते हैं। 


२८४ 


(अब युद्धमें जय-पसजयका लक्षण बतलाते 
हैं-) युद्धारम्भके समय सेनापति पहले जिसका 
जाम लेकर जुलाता है, उस व्यक्तिके नामका 
आदि-अक्षर यदि "दीष हो तो उसकी घोर 
संग्राममे भी विजय होती है। यदि नामका आदि- 
वर्ण 'हस्व' हो तो निश्चय ही मृत्यु होती है। 
जैसे -एक सैनिकका नाम 'आदित्य” और दूसरेका 
जाम है--'गुर'। इन दोनोमि प्रथमके नामके आदियें 
“आ दीर स्वर है और दूसरेके नामके आदिमं 'ड' 
हस्व स्वर है; अतः यदि दीर्घ स्वस्वाले व्यक्तिको 
बुलाया जायगा तो विजय और हस्ववालेको 
जुलानेपर हार तथा मृत्यु होगी ॥ ४--७॥ 


= उहतपुाण = 


करते हैं-) नकषत्र-पिण्डके आधारपर नरं- 
चक्रको वर्णन करता हूँ। पहले एक मनुष्यको 
आकार बनावे। तत्पक्षात्‌ उसमें नक्षत्रोंका न्यास 
करे। सर्के नक्षत्रसे नामके नक्षत्रतक गिनकर 
संख्या जान ले। पहले तीनको नरके सिरमें, एक 
मुखमेँ, दो नेज़में, चार हाथमें, दो कानमेँ, पाँच 
इदयर्मे और छः परमे लिखे । फिर नाम-नक्षत्रका 
स्पष्ट रूपसे चके मध्यमं न्यास करे इस;तरह 
'लिखनेपर नरके नेत्र, सिर, दाहिना कान; दाहिना 
हाथ, दोनों पैर, हृदय, ग्रीवा, बायाँ हाथ और 
गुझाक़मेंसे जहाँ शनि, मङ्गल, सूर्य तथा राहुके 
नक्षत्र पढ़ते हों, यद्धे उसी अङ्गम घात (चोट) 


(अब 'नरचक्र'के द्वारा घाताङ्गका निर्णय | होता है ॥८--३२॥ 
चर चक 


(अब जयचक्रका निर्णय करते हैं--) पूर्वसे | स्वर तथा व्यञ्जन वर्णके सामने जो अङ्क हों, उन 
पश्चिमतक तेरह रेखाएँ बनाकर पुनः उत्ते | सबको जोड़कर पिण्ड बनाये। उसमें सातसे भाग 
दक्षिणतक छः तिरी रेखाएं खाँचे। (इस तरह | देनेपर एक आदि शेषके अनुसार सूर्य ग्रहोंका 
'लिखनेपर जयचक्र अन जायगा।) उसमें अ से ह | भाग जाने। १ शेषमें सूर्य, २ में चन्द्र, ३ में भौम, 
तक अकषोको लिखे और १०।९।७। १२।४। | ४ में बुध, ५ में गुरु, ६-में शुक्र, ७ में शनिका 
११।१५। २४। १८। ४। २७। र४-इन अङ्काँका | भाग होता है--यौं समझना चाहिये। जब सूर्य, शनि 
भी न्यास करे । अङ्कोंको ऊपर लिखकर अकारादि | और मङ्गलका भाग आये तो विजय होती है तथा 
अक्षरोंको उसके नीचे लिखे। शतके नामाक्षरके | शुभ ग्रहके भागमें संधि होती है॥ १३-१५ १ ॥ 


[] गजब [र [र 
|_अः| आ| इ] [ङ| ऋ| छल |-.| ऐ | ओ]+ =-= 
ओ |-अ | अक खाक | च || च| ऊ [ज | | 
लख EI CIEICICIFIESE 
हिज रा ला लखन व| | बस ह| 
उदाहरण जेसे किसीका नाम देवद है, इस | यह "चकबत. जावण। उसके सर्काथम 


जाके अक्षरों तथा ए स्वरके अनुसार अङ्क- | ऊपरवाले... कोहमें १४ २७।२।१२।१५।६। 
ऋमसे.१८९४९२४+६८+ १५०७९ (उन्यासी) योग | ४।३। १७। ८। ८--इन अङ्कको लिखे और कोह 
'हुआ। इसमें सातका भाग दिया ६ = १६ लब्धि | 'अकार' आदि स्वरसे लेकर 'ह' तकके अक्षरका 
तथा ३ शेष हुआ। शेषके अनुसार सरसे गिननेपर | क्रमश: न्यास करे तत्पक्ष नामके अकोदरा 
चन्द्रका भाग हुआ, अतः साध होगी। इससे यह | बने हुए पिण्डमें आठसे भाग दे तो एक आदि 
निष हुआ कि ' देवदत” नामको व्यक्ति संग्रामे | शोपके अनुसार बायस, मण्डल, रासभ, वृषभ, 
कभी पराजित नहीँ हो सकता। इसी तरह और | कुञ्जर, सिंह, खर, भूमये आठ शैषकि नाम 
नामके अक्षर तथा मात्राके अनुसार जय-पराजयका | होते हैं। इसमें वायससे प्रबल मण्डल और 
ज्ञान करता चाहिये। मण्डलसे प्रबल रासभ --यौँ उत्तरोत्तर बली जानना 
(अब हितीय जयचक्रका निर्णय कसे है-) | चाहिये। संग्रमे यायो तथा स्थायौके नमारे 
र्से पश्षिमतक बारह रेखाएँ लिखे और छः | अनुसार मण्डल बनाकर एक-दूसरे बली तथा 
'ेखाएँ याम्योतर करके लिखी जायैँ। इस तरह | दुर्बलका ज्ञान करना चाहिये॥ १६--२०॥ 


EAE गत] 
[अ] आ| [| ऋ| ब |. | ए.| 
रे आओ औ[-क |-ख]| ग घ च[रछ जा स | 
प्र | [||| द| || |प|फ 
ERIE EEGIEIEMEIG 


'उदाहरण=-जसे यायी रामचन्द्र तथा स्थायी | ५ रहा। तथा रावणके अक्षर और स्वरके अनुसार 
रावण = जन दोनोंमें कौन बली है--वह जानना | ₹-१५, आ-२७;-च्०४, आल नशे अ 
है। अत: पचने अक्षर तथा स्वसके अनुसार | ६४--इतका योग हुआ -९१।: इसमें ८ से भाग 
३८१५, झा-२७, म्‌-२, अ-१४, च=३,-अ=३४, | देनेपर ३ रोष हुआ। ३.शेषसे ५ -बली है, अतः 
१७,३३७४, २-१५, , आ>१४-उनका... योग | रामचन्द्र-रावणके. संग्राममेँ रामचन्द्रही बली हो 
३२५ हुआ। इसमें ८ का भाग दिया तो शेष | रहे हैं। 
इस प्रकार आदि आनेय महापु 'घातचक्रॉका कर्षत' चमक एक स इकतीसर्वों अध्याय पूरा हुआ॥ १३१ ॥ 
Eo नकल 


२८६ 


4 अखिपुराणन 


रउ 
एक सौ बत्तीसवाँ अध्याय 
सेवाचक्र आदिका निरूपण 


शंकरजी कहते हैं-- अब मैं 'सेवाचक्र' का 
प्रतिपादन कर रहा हूँ, जिससे सेवकको सेव्यसे 
लाभ तथा हानिका ज्ञान होता है। पिता, माता 
तथा भाई एवं स्त्री-पुरुष--इन लोगोंके लिये 
इसका विचार विशेषरूपसे करना चाहिये। कोई 
भी व्यक्ति पूर्वो्त व्यक्तियॉपेंसे किससे लाभ परास 
कर सकेगा-इसका ज्ञान वह उस “सेवाचक्र' से 
कर सकता है॥१-२॥ 

(सेवाचक्रका स्वरूप वर्णन करते हैं-) 
पूर्वसे पश्चिमको छ; रेखाएँ और उत्तरसे दक्षिणको 
आठ तिरछी रेखाएँ खींचे। इस तरह लिखनेपर 
तीस कोष्ठका 'सेवाचक्र' बन जायगा। उसमें 
ऊपरके कोहम पाँच स्वरोंको लिखकर पुनः 
स्पर्श-वणोको लिखे। अर्थात्‌ 'क' से लेकर 'ह' 
तके वर्णका न्यास करे । उसमें तीन वर्णोँ (ङ 
ज, ण)-को छोड़कर लिखे। नौचेवाले कोशे 
क्रमसे सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, शत्रु तथा मृत्यु- 
इनको लिखे। इस तरह लिखनेपर सेवाचक्र 
सर्वाङ्गसम्फा हो जाता है। इस चक्रम शतु तथा 
मृत्यु नामके कोहमें जो स्वर तथा अक्षर हैं, 
उनका प्रत्येक कार्यमें त्याग कर देना चाहिये। 
किंतु सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, शतु तथा मृत्यु 
जामवाले कोहोमसे किसी एक हौ कोष्ठे यदि 
सेव्य तथा सेवकके नामका आदि-अक्षर पड़े तो 
वह सर्वथा शुभ है। इसमें द्वितीय कोष्ठ पोषक है, 
तृतीय कोष धनदायक है, चौथा कोष्ठ आत्मनाशक 
है, पाँचवाँ को मृत्यु देनेवाला है। इस चक्रसे 
मित्र, नौकर एवं आन्धवसे लाभकी पराके लिये 
विचार करना चाहिये। अर्थात्‌ हम किससे मित्रताका 
व्यवहार करें कि मुझे उससे लाभ हो तथा 
किसको नौकर रखें, जिससे लाभ हो एवं 
परिवारके किस व्यक्तिसे मुझे लाभ होगा--इसका 


विचार इस चक्रसे करे। जैसे-अपने नामका 
आदि-अक्षर तथा विचारणीय व्यक्तिक नामका 
आदि-अक्षर सेवाचक्रके किसी एक ही कों पड़ 
जाय तो चह शुभ है, अर्थात्‌ उस व्यक्तिसे लाभ 
होगा--यह जाने। यदि पहलेवाले तीन कोॉमेंसे 
किसी एकये अपने नामका आदि-वर्ण पहलेवाले 
तन कोष्टों (सि०, सा०, सु०) मेंसे किसी एकमे 
पड़े और विचारणीय व्यक्तिक नामका आदि- 
अक्षर चौथे तथा पाचवे पड़े तो अशुभ होता है। 
चौथे तथा पांचवें कोहम किसी एकमें सेव्यके 
तथा दूसरेमें सेवकके नामका आदि-वर्ण पड़े तो 
अशुभ हौ होता है॥ 


सैव्य-सेवकका विचार कर रहे हैं“अवर्ग (आ इ 
'उए ओ)-का स्वामी देवता है, कवर्ग (क खग 
'घ ड)-का स्वामी दैत्य है, चवर्ग (चछजझ 
ज)-का स्वामी नाग है, टवर्ग (ट ठ ड ढ ण)- 
का स्वामी गन्धर्व है, तवर्ग (त थ द॒ धन)-का 
स्वामी ऋषि है, पवर्ग (प फ ख भ म)-का 
स्वामी राक्षस है, यवर्ग (य र ल व)-का स्वामी 
(पिशाच है, शवर्ग (श घ स ह)-का स्वामी मनुष्य 
है। इनमें देवतासे बली दैत्य है, दैत्यसे बली सर्प 
है, सर्पसे बली गन्धर्व है, गन्धर्वसे बली ऋषि है, 


५ अध्याय १३२० 


२८७ 


म 
ऋषिसे बली राक्षस है, -आकसे. रे! शेषसे फलको जाने। अर्थात्‌ 


"पिशाच है और पिशाचसे बली मनुष्य हता है। 
इसमें बली दुर्बलका त्याग करे--अथांत्‌ सेव्य- 
सेवक-इन दोनोंके नामोंके आदि-अक्षरके द्वारा 
ली वर्ग तथा दुर्बल वर्गका ज्ञान करके बली 
चर्गवाले दुर्बल वर्गवालेसे व्यवहार न करें। एक 
ही चाकि सेव्य तथा सेवकके नामका आदि-वर्ण 
रहना उत्तम होता है॥ ९-१३॥ 

अब मैत्री-विभाग-सम्बन्धी 'तारायक्र' को 
सुनो। पहले नामके प्रथम अक्षएके द्वारा नक्षत्र 
जान ले, फिर नौ ताराओँकी तीन बार आवृत्ति 
करनेपर सत्ताईस नक्षतरोंकी ताराऑका ज्ञान हो 
जायगा। इस तरह अपने नामके नक्षत्रका तारा जान 
लें। १- जन्म, २ सम्पत्‌, ३ विपत्‌, ४ क्षेम, ५ 
अत्यरि, ६ साधक, ७ वथ, ८ मैत्र ९-अतिमैत्र- 
ये नौ ताराएँ हँ। इनमें 'जन्म' तारा अशुभ, 'सम्पत' 
तारा अति उत्तम और 'विपत्‌' तारा निष्फल होती 
है। 'क्षेम' ताराको प्रत्येक कार्यम लेना चाहिये। 
“तयर तारासे धन-क्षति- होती है। “साधक” 
ताये राज्य-लाभ होता है। “वध तारासे कार्यका 
विनाश होता है। "वत्र तारा मैत्रीकारक है और 
“अतिमैत्र' तारा हितकारक होती है। 

विशेष प्रयोजन--जैसे सेव्य रामचन्द्र, सेवक 
हनुमान्‌--इन दोनोंसें भाव कैसा रहेगा, इसे 
जाननेके लिये हनुमान्‌के नामके आदि वर्ण (ह)- 
के अनुसार पुनर्वसु नक्षत्र हुआ तथा रामके नामके 
आदि बर्ण (रा)-के अनुसार नक्षत्र चित्रा हुआ। 
पुनर्वसुसे चित्राकौ संख्या, आठौं हुई। इस 
संख्याके अनुसार 'मैत्र' नामक तारा हुई। अतः 
इन दोनोंकी मैत्री परस्पर कल्याणकर होगी --यों 
जानना चाहिये॥ १४--१८॥ 

(अब ताराचक कहते हैं -) प्िये! नामाकषोके 
स्वरकी संख्यामें वर्णोकी संख्या जोड़ दे। उसमें 


सवलप शेषवाला व्यक्ति अधिक शेषवाले व्यक्तिस 
लाभ उठाता है। जैसे सेव्य राम तथा सेवक 
हनुमान्‌। इनमें सेव्य रामके नामका र२। आ-२। 
मु-५। आ-₹। सबका योग १० हुआ। इसमें २० 
से भाग दिया तो शेष १० सेव्यका हुआ तथा 
सेवक हनुसानूके नामका ह-४। अ-१ । न्‌-५। 
उ-५। म्‌-५। आ-२। नु-५। सबका योग २७ 
हुआ। इसमें २० का भाग दिया तो शेष ७ 
सेवकका हुआ। यहाँपर सेवकके शेपसे सेव्यका 
शेष अधिक हो रहा है, अत: हनुमानूजी रामजीसे 
पूर्ण लाभ उठाकेंगे--ऐसा' ज्ञान होता है॥१९॥ 

अब नामाक्षरं स्वरकी संख्याके अनुसार 
'लाभ-हानिका विचार करते हैं। सेव्य-सेवक 
दोनेकि बोच जिसके नामकम अधिक स्वर 
हों, वह धनी है तथा जिसके नामाक्षरोमै अल्प 
स्वर हों, वह ऋणी है। 'धन' स्वर मित्रताके लिये 
तथा 'ऋण' स्वर दासताके लिये होता है। इस 
प्रकार लाभ तथा हानिकी जानकारीके लिये 
“सेवाचक्र' कहा गया। मेष-मिथुन राशिवालॉमें 
प्रति, मिथुन-सिंह राशिवालोमे मैत्री तथा तुला- 
सिंह राशिवालॉमें महामैत्री होती है; किंतु धनु- 
कुम्भ राशिवालॉमें मैत्री नहीं होती। अतः इन 
दोनोंको परस्पर सेवा नहीं करनी चाहिये। मीन- 
वृष, वृष-कर्क, कर्क-कुम्ध, कन्या-वृञ्चिक मक्‌ 
वृश्चिक, मोन-मकर राशिवालोमे मैत्री तथा मिधुन- 
कुम्भ, दुला-मेष राशिवालॉकी परस्पर महमैत्री 
होती है। वृष-वृ्चिकमे परस्पर वैर होता है; 
मिधुन-धनु, कर्क-मकर, मकर- कुम्भ, कन्या- 
मौन राशिवालॉमें परस्पर प्रीति रहती है। अर्थात्‌ 
उपर्युक दोनों गशिवालॉमे सेव्य-सेवक भाव तथा 
मैत्री-व्यवहार एवं कन्या-वरका सम्बन्ध सुन्दर 
तथा शुभप्रद होता है॥ २०--२६॥ 


_ इस प्रकार आदि आलेय महसुस 'सेका- चक्र आदिका वर्जन” कमक एक सौ बठीसयाँ अध्याय पूछ हुआ॥ १३२४ 
33>सादप>+> 


२८८ 


= अस्लिपुराण» 


एक सौ तैंतीसबाँ अध्याय 
जाना प्रकारके बलोंका विचार 


शंकरजी कहते हैं--अब सूर्यादि ग्रहाँकी 
राशियोमें पैदा हुए नवजात शिशुका जन्म-फल 
कषेत्राधिपके अनुसार वर्णन कूँगा। सूर्यके गृहमे 
अर्थात्‌ सिंह लगमे उत्पन्न बालक समकाय, कभी 
कृशाङ्ग, कभी स्थूलाङ्ग, गौरवर्ण, पित्त प्रकृति, 
लाल नेत्रोँवाला, गुणबान्‌ तथा बोर होता है। 
चने गृहमें अर्थात्‌ कर्क लग्नका जातक भाग्यवान्‌ 
तथा कोमल शरीसवाला होता है। मङ्गलके गृहमे 
अर्थात्‌ मेष तथा वृश्चिक लग्नॉंका जातक वातरोगी 
तथा अत्यन्त लोभी होता है। बुधके गृहमें अर्थात्‌ 
मिथुन तथा कन्या लग्नॉका जातक बुद्धिमान्‌, 
सुन्दर तथा मानी होता है। गरक गृहमे अर्थात्‌ 
धनु तथा मीन लम्नॉका जातक सुन्दर और 
अत्यन्त क्रोधी होता है। शुक्रके गृहमें अर्थात्‌ तुला 
तथा वृष लग्नोका जातक त्यागी, भोगी एवं सुन्दर 
शरौरवाला होता है। शनिके गृहमें अर्थात्‌ मकर 
तथा कुम्भ लग्नॉका जातक बुद्धिमान्‌, सुन्दर तथा 
मानी होता है। सौम्य लग्नका जातक सौम्य 
स्वभावका तथा क्रूर लग्लका जातक कूर स्वभावका 
होता है"॥ १-५॥ 

गौरि! अब नाम-राशिके अनुसार सूर्यादि 
ग्रहोंका दशा-फल कहता हूँ। सूर्यको दशामें 
हाथी, घोड़ा, धन-धान्य, प्रबल राज्यलक्ष्मीकी 
प्राप्ति और धनागम होता है। चन्द्रमाकी दशामें 
दिव्य स्त्रीकी प्रातति होती है। मङ्गलकी दशार्मे 
भूमिलाभ और सुख होता है। बुधकी दशामें 
भूमिलाभके साथ धन-धान्यकी भौ प्राति होती 
है। गुरुकी दशामें घोड़ा, हाथी तथा धन मिलता 
है। शुक्रकी दशामें खाद्यान्न तथा गोदुग्धादिपानके 


साथ धनका लाभ होता है। शनिकी दशामें नाना 
प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं। राहुका दर्शन होनेपर 
अर्थात्‌ ग्रहण लगनेपर निश्चित स्थानपर निवास, 
दिनमेँ ध्यान और व्यापारका काम करना 
चाहिये ॥ ६-८६॥ 

यदि वाम श्वास चलते समय नामका अक्षर 
विषम संख्याका हो तो वह समय मङ्गल, शनि 
था राहुका रहता है। उसमें युद्ध करनेसे विजय 
होती है। दक्षिण श्वास चलते समय यदि नामका 
अक्षर सम संख्याका हो तो वह समय सूर्यका 
रहता है। उसमें व्यापार-कार्य निष्फल होता है, 
किंतु उस समय पैदल संग्राम करनेसे विजय होती 
है और सवारीपर चढ़कर युद्ध करनेसे मृत्यु होती 
है॥९-११॥ 

ॐ हुँ, ॐ हूं, ॐ स्के, अस्त्रं मोटय, ॐ 
चूर्णय, चूर्णय, 3» सर्वशत्रु मर्दय, मर्दय ॐ हुँ, 
ॐ हः फद्‌।-इस मन्त्रका सात बार न्यास 
करना चाहिये। फिर जिनके चार, दस तथा बीस 
भुजाएँ हैं, जो हाथॉमं त्रिशूल, खट्वाङ्ग, खड्ग 
और कटार धारण किये हुए हैं था जो अपनी 
सासे विमुख और शत्रु-सेनाका भक्षण करनेवाले 
हैं, उन भैरवजीका अपने हृदयमें ध्यान करके 
श्र-सेनाके सम्मुख उक्त मन्त्रका एक सौ आठ 
जार जप करे। जपके पश्चात्‌ डमरूका शब्द 
करसे शत्रु-सेता शस्त्र त्यागकर भाग खड़ी होती 
है॥१२-१५॥ 

पुनः शतु-सेनाकी पराजयका अन्य प्रयोग 
बतलाता हुँ। श्मशानके कोयलेको काक या 
उलूकी विशाम मिलाकर उसीसे कपड़ेपर शुकी 


2 सलोप ष मुन, सि, कुल, ठु कुमे खक उ लल कूर ह और वर, कक, कन व्क मक, मोन ये 
राशियाँ तथा सा सम हैं इसके लिये दराहमिहिसले “लजुकतक तच “गृहजातर' में शिखा है 
“पं कटक चरस्यरदिस्वपावसंहार 


प्रतिमा लिखे और उसके सिर, मुख, ललाट, 
हदय, गुह, पैर, पृष्ठ, बाहु और मध्यमे शत्रुका 
नाम नौ बार लिखे। उस कपडेको मोड़कर 
संग्रामके समय अपने पास रखनेसे तथा पूर्वोक्त 
मन्त्र पढ़नेसे विजय होती है॥ १६-१८ ६४ 

अब विजय प्राप्त करनेके लिये त्रिमुखाक्षर 
“तार्ष्यचक्र 'को कहता हूँ। "क्षिप ॐ स्वाहा 
ताश्यात्पा शब्रोगविषादिनुत्‌।' इस मन्त्रको 'तारक्य- 
चक्र' कहते हैं। इसके अनुष्टानसे दुष्टॉकी 
बाधा, भूत-बाधा एवं ग्रह-बाधा तथा अनेक 
प्रकारके रोग निवृत्त हो जाते हैं। इस “गरुङ- 
मनत से जैसा कार्य चाहे, सब सिद्ध हो जाता है। 
इस मन्त्रके साधकका दर्शन करनेसे स्थावर- 
जंगम, लूता तथा कृत्रिम--ये सभी विष नष्ट हो 
जाते हैं॥ १९--२११॥ 

पुनः महाताक्ष्यका यों ध्यान करना चाहिये- 
जिनको आकृति मनुष्यकी-सी है, जो दो पाँख 
और दो भुजा धारण करते हैं, जिनकी चोँच टेढ़ी 
है, जो सामर्थ्यशाली तथा हाथी और कछुएको 
पकड रखनेवाले हैं, जिनके पंजॉमें असंख्य सर्प 
'उलाझे हुए हैं, जो आकाशमार्गसे आ रहे हैं और 
रणभूमिमें शतुओँको खाते हुए नोच-नोचकर 
"निगल रहे हैं, कुछ शत्रु जिनकी चॉचसे मारे 
हुए दौख रहे हैं, कुछ पंजोंके आधातसे चूर्ण 
हो गये हैं, किन्हाँका पंखोंके प्रहारसे कचूमर 
निकल गया है और कुछ नष्ट होकर दों दिशाओंमें 
भाग गये हैं। इस तरह जो साधक ध्यान- 
निष्ठ होगा, वह तीनों लोकॉमें अजेव होकर 
रहेगा अर्थात्‌ उसपर कोई विजय नही प्राप्त कर 
सकता॥ २२--२५॥ 

अब मन्त्र-साधनसे सिद्ध होनेवाली “पिच्छिका- 
क्रिया'का वर्णन करता हूँ-- हूं किन्‌ किप, 

हुँ सः महाबलपराक्रम सर्वसैन्यं भक्षय 
भक्षय, ॐ मर्दय मर्दय, ॐ चूर्णय चूर्णय, 


ॐ विद्रावय विद्रावय, ॐ हुँ खः, ॐ धैरवो 
ज्ञपयति स्वाहा।--इस 'पिच्छिका-मन्त्र' को 
चन्द्रग्रहणमें जप करके सिद्ध कर लेनेवाला 
साधक संग्राममें सेनाके सम्मुख हाथी तथा सिंहको 
भी खदेड़ सकता है। मन्त्रके ध्यानसे उनके 
शब्दोंका मर्दन कर सकता है तथा सिंहारूद़ 
होकर मृग तथा बकरेके समान शत्रुऑंको मार 
सकता है॥ २६-२८३॥ 

दूर रहकर केवल मन्त्रोच्चारणसे शत्नुनाशका 
उपाय कह रहे हैं--कालरात्रि ( आश्चिन शुवलाएमी)- 
में माठृकाओँको चरु प्रदान करे और श्मशानकी 
भस्म, मालती-पुष्प, चामरी एवं कपासकी जड़के 
दारा दूरसे शत्रुकों सम्बोधित करे। सम्बोधित 
करलेका मन्त्र निम्नलिखित है 

ॐ, अहे हे महेन्द्र! अहे महेन्द्र भन्न हि। ॐ 
जहि मसान हि खाहि खाहि, किलि किलि, ॐ 
हं फद्‌।-इस भङ्गविद्याका जप करके दूरसे ही 
शब्द करसे, अपराजिता और धतूरका रस 
मिलाकर तिलक करनेसे शत्रुका विनाश होता 
है॥२९-३२६॥ 

ॐ किलि किलि विकिलि इच्छाकिलि भूतहनि 
शङ्खिनि, उपे दण्डहस्त द्रि माहे श्वरि, उत्कामुखि 
्वालाभुखि शङ्कुकर्णे शुष्कजह्गे अलम्बुषे हर 
हर, सर्वदुष्टान्‌ खन खन, ॐ यन्मात्रिरीक्षयेद्‌ देवि 
ाँस्तान्‌ मोहय, ॐ रुद्रस्य इदये स्थिता रौद्रि 
सौम्येन भावेन आत्यरक्षां तत: कुरु स्वाहा।--इस 
सर्वकार्याथंसाधक मन्त्रको भोजपत्रपर वृत्ताकार 
लिखकर बाहरमें मातृकाओंको लिखे। इस 
विद्याको पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इने हाथ 
आदियें धारण किया था तथा इस विद्या्वारा 
चृहस्पतिने देवासुर-संग्राममें देवताओंकी रक्षा की 
थी॥३३--३५॥ 

(अब रक्षायन्त्रका वर्णन करते हैं --) रक्षारूपिणी 
जारसिंही, शक्तिरूपा भैरवी तथा त्रैलोक्यमोहिनी 


गौरीने भी देबासुर-संग्राममें देववाओंको रक्षा की 
थी। अष्टदल-कमलकी कर्णिका तथा दलो 
गौरीके बीज (हीं) मन्त्रसे सम्पुटित अपना नाम 
लिख दे। पूर्व दिशामें रहनेवाले प्रथमादि दलोंमें 
पूजाके अनुसार गौरीजीकी अङ्ग-देवताओंका 
न्यास करे। इस तरह लिखनेपर शुभे! 'रक्षायनत्र 
बन जायगा॥ ३६-३७॥ 

अब इल्हों संस्कारोके बीच “मृत्युंजय-मन्त्र'को 
कहता हुँ, जो सब कलाओंसे परिवेष्टित है, 
अर्थात्‌ उस मन्त्रसे प्रत्येक कार्यका साधन हो 
सकता है, तथा जो सकारसे प्रयोधित होता है। 
मन्त्रका स्वरूप कहते हैं 


लिखे, उसे चन्द्रणिनदुसे अङ्कित करे। अर्थात्‌ "ॐ 
जै ध्वम्‌'-यह मन्त्र सभी दुष्टोंका विनाश 
करनेवाला है ॥ ३८-३९ ३॥ 

दूसरे 'रक्षायन्त्र' का उद्धार कहते हैं-- 
'गोरोचन-कुड्कुमले अथवा मलयागिरि चन्दन- 
कर्पूरसे भोजपत्रपर लिखे हुए चतुर्दल कमलकी 
'कणिकामें अपना नाम लिखकर चारों दलॉमें 
कार लिखे। आम्नेय आदि कोणोमें हूंकार 
'लिखे। उसके ऊपर घोडश दलॉका कमल बनाये। 
उसके दलॉमें अकारादि षोडश स्वरॉको लिखे। 
फिर उसके ऊपर चौंतीस दलॉका कमल बनाये। 
उसके दलोमें 'क' से लेकर “क्ष' तक अक्षरोंको 
लिखे। उस यन्त्रको श्वेत सूते वेष्टित करके 


रेशमी वस्त्रसे आच्छादित कर, कलशपर स्थापन 
करके उसका पूजन करे। इस यन्त्रको धारण 
केसे सभी रोग शान्त होते हैं एवं शुओंका 
विनाश होता है॥ ४०-४३ ३ ॥ 


अब 'भेलखी विद्या' को कह रहा. हूँ, जो 
बियोगमें होनेवाली मृत्युसे बचाती है। उसका 
मन्रस्वरूप निम्नलिखित है 


वरात्रके अवसरपर इस मन्त्रको-सिद्ध करके 
संग्रामके समय सात बार मन्त्रजप करनेपर शत्रुका 
मुखस्तम्भन होता है॥४४--४६॥ 

“ॐ चण्डि, ॐ हूं फद्‌ स्वाहा।'--इस 
मन्त्रको संप्रामके अवसरपर सात बार जपनेसे 
खङ्ग-युद्धमें विजय होती है॥४७-४८॥ 


इस कार आदि आच सहानुराणरे “कक कारके बलॉका विचार" नामक 
रक सौ वलव अध्याय पूछ हुआ १३३४ 
हिन आओ 


भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं-देवि! अब मैं 
समस्त यन नो नष्ट कलेवाली 'बैलोक्यविजया- 
विद्या'का वर्णन करता हूँ॥ १॥ 

ॐ हूं कष हूं, ॐ नमो भगवति दंष्ट्रिणि 
भीमवको महोग्ररूपे हिलि हिलि, रक्तनेत्रे किलि 
किलि, महानिस्वने कुलु, ॐ विद्युजिड्ले कुलु 
ॐ निमसे कट कट, गोनसाभरणे चिलि चिलि, 


कह कह, ॐ हस हस, 


कली, 3 हं हू मोमाकर्ष, ॐ धून पूत, ॐ हे 
, वज्रिणि हूं ष षां कोधरूपिणि 


ॐ थ है, ॐ बड़ी-बड़ी ददोसे जितकी 
आकृति अत्यन्त भयंकर है, उन पहोग्ररूपिणी 
भगवतीको नमस्कार है। वै रणाङ्गणं स्वेच्छापूवक 
रमाको, कडा कं । लाल नेत्रोवाली ! किलकारी 
कीजिये, किलकारी कीजिये। भीमनादिनि कुलु । 
ॐ विध्युि्वे! कुलु। ॐ मांसहीने! शतुओंको 
आच्छादित कीजिये, आच्छादित कीजिये। 
भुजङ्गमालिति! वस्तराभूषणोंसे अलंकृत होइये, 
अलंकृत होइये। शवमालाविभूषिते। शतरुऑको 
खदेड़िये। ॐ शत्रुओंके रक्तसे सने हुए चमड़ेके 
वस्त्र धारण कर्नेवाली महाभयंकरि! अपना मुख 


जैलोक्यविजया-विद्या 


खोलिये। ॐ! नृत्य-मुद्ामै तलवार धारण 
'करनेवाली!! टे भौहोंसे युक्त तिरछे नरस 
देखनेवाली! विषम नेसे विकृत मुखवाली !! 
आपने अपने अद्रॉमें मजा और भेदा लपेट रखा 
है। ॐ अट्टहास कीजिये, अष्टरहास कीजिये। 
होसे, होसेये। कुद्ध होइये, क्रुद्ध होहये। ॐ 
'जौल येके समान वर्णवाली! मेघमालाको आभरण 
रूपमे धारण करनेवाली !! विशेषरूपसे प्रकाशित 
होइये। 3*घण्टाकी ध्वनिसे शत्रुओंके शरीरोंकी 
जिया उड़ा देनेवाली ! ॐ सिंसिस्थिते! रफतवणणे! 
ॐ हां हाँ हूं ररूप! हु हों बली ॐ हं iu 
शुका आकर्षण कौजिये, उनको हिला 

कपा डालिये। ॐ हे हः खः यज्ते हू क्षां 
क्रोधरूपिणि! प्रज्वलित होइये, प्रज्वलित होइये। 
ॐ महाभयंकरको डरानेवाली! उनको चीर 
डालिये। ॐ विशाल शरीरवाली देवि। उनको 
काट डालिये। ॐ करालरूपे! शतुओँको डराइये, 


¢ | डराइवे। महाभयंकर भूतोंकी जननि! समस्त 


दुका निवारण करनेवाली जये! ॐ विजये!!! 
ॐ श्रेलोक्यविजये हँ फट्‌ स्वाहा॥ २॥ 

दिजयके नीलवर्णा, प्रेताधिरूका 
बरैलोक्यविजया-विद्याकी बीस हाथ ऊँची प्रतिमा 
बनाकर उसका पूजन करे। पञ्चाङ्गल्यास करके 
रकपुष्पॉका हवन करे। इस त्रैलोक्यविजया- 
विद्याके पठनसे समरभूमिमें शत्रुकी सेनाएँ पलायन 
कर जाती हैं॥३॥ 

ॐ जमो बहुरूपाय स्तम्भय स्तप्भय ॐ 
मोहय, ३2 सर्वशून्‌ द्रावय, ॐ ब्ह्माणमाकर्षय, 
ॐ महेश्वरमाकर्षय, ॐ इस 


ॐ च्छिद च्छद बहुरूपाय नम: ॥ 


ॐ अनेकरूपको नमस्कार है। शजुका स्तम्भन 
कीजिये, स्तम्भन कीजिये। ॐ सम्मोहन कीजिये। 
ॐ सब शतुओंको खदेड दौजिये। ॐ ब्रह्मका 
आकर्षण कीजिये। ॐ विष्णुका आकर्षण 
कौजिये। ॐ महेश्वरका आकर्षण कोजिये।| 
ॐ इन्द्रको भयभीत कोजिये। ॐ पर्वतको 
विचलित. कौजिये। ॐ» सातो, समुद्रको सुखा 
डालिये। ॐ काट डालिये, काट. डालिये। 


अनेकरूपको नमस्कार है॥४॥ 

'मिट्टीकी मूर्ति बनाकर उसमें शत्रुको स्थित 
हुआ जाने, अर्थाकू उसमें राजुके. स्थित, होनेकी 
भावना करे। उस सूर्ठमें. स्थित. शहुका ही जाम 
भुजंग है; 'ॐ बहुरूपाय' इत्यादि. मनतरसे 
अभिमन्त्रित करके उस शुके नारके लिये 
उक मनत्रका जप करे, इससे शुका अतत,हो 
जाता है॥५॥ 


इस रकार आदि आणेय महापुराणमे बुद्धजयार्णवके अन्तर्णत “जैलोक्यविजया- विद्याका. 
वर्ण” क्रमक एक सा चाँठीसका अध्याय पण हुआ# १३४५ 


enn 
एक सौ पैंतीसबाँ अध्याय 
संग्रामविजय-विद्या 


महेश्वर कहते हैं--देवि! अब मैं संग्राममे 
विजय दिलानेबाली विद्या (मन्त्र)-का वर्णन 
करता हूँ, जो पदमालाके रूपमे है॥ १॥ 


'गजचर्मप्रावृतशरौरै मांसदिग्धे लेलिहानोग्रजिद्े 
महाराक्षसि रौद्रदष्टाकराले भौमाट्वद्इहासे 
स्फुरद्वियुद्ाभे चल चल, ॐ चकोरनेत्रे चिलि 
चिलि, ॐ ललजिड़े, ॐ धीं भुकुटीमुखि 
इंकारभय्रासनि कपालमालावेष्टितजटा- 
मुकुटशशाङ्कथारिणि, अझइहासे किलि किलि, 
ॐ हू द्टाघोरान्धकारिणि, सर्वविष्नविनाशिनि, 
इदे कर्म साथय साधय, ॐ शीघ्रं कुरु कुरु, ॐ 
द्‌, ओमङ्कुशेन शमय, प्रवेशय, ॐ रङ्ग रङ्ग, 
'कम्पय कम्पय, उ» चालय, ॐ रुधिरमंसमदिये 
हन हन, ॐ कुड़ कुड, ॐ छिन्द, ॐ भारय, 
ओमनुक्रमय, ॐ वज्रशरीर पातय, ॐ तैलोक्यग् 


विकटमुखि कपिलजटे ग्राहि भख, ३ ्वालामुखि 
स्वन, ॐ घातय, ॐ रक्ताक्षि घूर्णय, भूमिं 
पातय, ॐ जिरो गृह, चल्षुमीलय, ॐ हस्तपादौ 
गृह, मुद स्फोटय, २ फर्‌, 3» विदारय, ॐ 
त्रिशूलेन च्छेदय, ॐ वजेण इन, ॐ दण्डेन 
ताडय ताडय, ॐ चक्रेण च्छेदय च्छेदय, ॐ 
श्त्या भेदय, दष्टा कीलय, ॐ कर्णिकया 
पाटय, ओमङकुशेन गृह, 3» शिरोऽश्षि्चर- 
मेकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकै चातुर्थिक 
'डाकिनिस्कन्दग्रहान्‌ मुञ्च मुञ्च, ॐ पच, 
ओपुत्सादय, ॐ भूमिं पातय, ॐ गृह, ॐ 
ग्रह्माण्येहि, ॐ माहेश्वयंहि, ( ॐ) कौमायेहि, 
ॐ वैष्णव्येहि, ॐ वाराहोहि, ओमैन्द्रघेहि, 


' अध्याय १३५. 


ड 


चामुण्ड एहि, ॐ _ेवतयेहि, 
ओभाकाशरेवत्येहि, ३» हिमवचचारिणयेहि, २ 
रुरुमर्दिन्यसुरक्षयंकर्याकाशगापिनि पाशेन बन्ध 
बन्य, अङ्कुशेन कट कट, समे तिषठ, ३» मण्डलं 
प्रवेशय, ३% गृह; मुखं बन्ध, ॐ चक्षुर्वन्ध 
हस्तपादौ च बन्ध, दुषटग्रहान्‌ सर्वान अनध, ॐ 
दिशो बन्ध, ॐ विदिशो बन्ध, अधस्तादवन्ध, ॐ 
सर्व बन्ध, ॐ भस्मना पानीयेन वा मृतिकया 
सर्षपा सर्वानावेशय, ॐ पातय; ॐ चामुण्डे 
किलि किलि, ३» विच्ये हुं फट स्वाहा॥ 

ॐ हीं चामुण्डे देवि! आप इमशानमें बास 
करनाली हैं। आपके हाथमे खट्वाङ्ग और 
कपाल शोभा पाते हैं। आप महान्‌ प्रेतपर आसूद 
हैं। आप बड़े-बड़े विमानोंसे परी हुई हैं। आप 
ही कालरात्रि हैं। बड़े-बड़े परषदाण आपको 
परकर खड़े हैं। आपका मुख विशाल है। भुजाएँ 
बहुत हैं। घण्टा, मरू और पुँधुरू बजाकर 
विकट अट्टहास केवली दवि! क्रीडा कौजिये, 
क्रीडा कीजिये। ॐ हूं फट्‌। आप अपनी दासे 
घोर अन्धकार प्रकट करनेवाली हैं। आपका 
गम्भीर घोष और शब्द अधिक मात्रामें अभिव्यकू 
होता है। आपका विग्रह हाथीके चमड़ेसे दका 
हुआ है। शतुओके मांससे परिपृष्ट हुई देवि! 
आपकी भयानक जिल लपलपा रही है। महातक्षसि! 
भयंकर दाढ़ॉंके कारण आपकी आकृति बड़ी 
विकराल दिखायी देती है। आपका अटटृहास बड़ा 
भयानक है। आपकी कान्ति चमकती हुई बिजलीके 
समान'है। आप संग्राममे विजय दिलानेके लिये 
चलिये, चलिये। ॐ चकोरनेत्रे (चकोरके समान 
नेत्रोँवाली)! चिलि, चिलि। ॐ ललजिह्े 
(लपलपाती - हुई जीभवाली)! ॐ भीं टेढ़ी 
भाँहाँसे युक्त मुखवाली! आप हुँकारमात्रसे हो 
भय और त्रास उत्पन्न करलेवाली हैं। आप 
जरमुण्डांकी मालासे वेष्टित जया-मुकुटमें चद्रमाको 


धारण करती हैं। विकट अट्टहासवाली देवि! 
किलि, किलि (रणभूमिमें क्रीडा करो, क्रीडा 
करो) । ॐ हूं दांढ़ोंसे घोर अन्धकार प्रकट 
करनेवाली और सम्पूर्ण विष्नोंका नाश करनेवाली 
देवि! आप मेरे इस कार्यको सिद्ध करें, सिद्ध 
करें। ॐ शीघ्र कीजिये, कीजिये। ॐ फट्‌। ॐ 

अहु शान्त कीजिये, प्रवेश करइये। ॐ 

रैगये, रेगिये; कँपाइये, कैंपाइये। ॐ 
विचलित कीजिये। ॐ रुधिर-मांस-महाप्रिये! 
शत्रुओंका हनन कीजिये, हनन कीजिये। ॐ 
विपक्ष योडाऑको कूटिये, कूटिये। ॐ काटिये। 
ॐ मारिये। ॐ उनका पीछा कीजिये। ॐ 
बज्तल्य शरीरवालेको भी मार गिराइये। ॐ 
ज़िलोकीमें विद्यमान जो शतु है, वह दुष्ट हो या 
अदुष्ट, पकड़ा गया हो या नहीं, आप उसे आविष्ट 
कीजिये। ॐ नृत्य कोजिये। ॐ चन्द। ॐ 
कोटराक्षि (खोंखलेके समान नेत्रवाली)! 
ऊर्ध्वकेशि (ऊपर उठे हुए केशॉबाली)! 
उलूकवदने (उल्लुके समान मुँहवाली) ! हड्टियोंकी 
उटी या खोपड़ी धारण करनेवाली! खोपड़ीकी 
माला धारण करनेवाली चामुण्डे! आप शत्रुऑको 
जलाइये। ॐ पकाइये, पकाइये। ॐ पकड़ियें। 
ॐ अण्डलके भीतर प्रवेश कराइये। ॐ आप 
क्यों विलम्ब करती हैं? ब्रहाके सत्यसे, विष्णुके 
सत्यसे, रुद्रके सत्यसे तथा ऋषियोंके सत्यसे 
आदिष्ट कौजिये। ॐ किलि किलि। ॐ खिलि 
खिलि। विलि विलि। ॐ विकृत रूप धारण 
कलेवाली देवि! आपके शरीरमेँ काले सर्प लिपटे 
हुए हैं। आप सम्पूर्ण ग्रहोंको आविष्ट करनेवाली 
हैं। आपके लंबे-लंबे ओठ लटक रहे हैं। आपकी 
रेडी भौहें नासिकासे लगी हैं। आपका मुख 
विकट है। आपकी जटा कपिलवर्णकी है। आप 
बमको शक्ति हैं। आप शत्रुओंको भङ्ग कीजिये। 
ॐ ज्वालामुखि! गर्जना कीजिये। ॐ शतुंको 


मार गिराइये। ॐ लाल-लाल आँखोंबाली देवि: 
शज्रुओंको चकर कटाइये, उन्हें धराशायी कीजिये। 
ॐ शत्रुओंके सिर उतार लीजिये। उनको आँखें 
बंद कर दीजिये। ॐ उनके हाथ-पैर ले लोजिये, 
अङ्ग-मुद्रा फोड़िये। ॐ फट्‌। ॐ विदीर्ण 
कौजिये। ॐ त्रिशूलसे छेदिये। ॐ वज्से हनन 
कीजिये। ॐ डंडेसे पौटिये, पौटिये। ॐ चक्रसे 
छिल्न-भिन्न कीजिये, छित्र-भिन्न कौजिये। ॐ 
'शकिसे भेदन कौजिये। दाढ़से कौलन कोजिये। 
ॐ कतरनीसे चीरिये। ॐ ग्रहण 
'कीजिये। ॐ सिरके रोग नेत्रकी 
पीडाको, प्रतिदिन होनेवाले ज्चरको, दो दिनपर 
होनेवाले ज्यरको, तीन दिनपर होनेवाले 
ज्चरको, चौथे दिन होनेवाले ज्घरको, डाकिनियोंको 
तथा कुमारग्रहोंको शत्रुसेनापर छोड़िये, छोड़िये। 
ॐ उन्हें पकाइये। ॐ शत्रुओका उन्मूलन 
कौजिये। ॐ उन्हें भूमिपर गिराइये। ॐ उन्हें 
'पकड़िये। ॐ ब्रह्माणि! आइये। ॐ माहेश्वरि! 
आइये। ॐ कौमारि! आइये। ॐ वैष्णवि! 
आइये। ॐ वाराहि! आइये। ॐ ऐन्द्रि! आइये । 
ॐ चामुण्डे! आइये। ॐ रेवति! आइये। ॐ 
आकाशरेयति! आइये। ॐ हिमालयपर विचस्ेली 
देवि! आइये। ॐ रुरुमर्दिनि! असुरक्षयंकरि 
(असुरविनाशिनि) ! आकाशगामिनि देवि! 
विरोधियोंको पाशसे बाधिये, बाधिये। 
आच्छादित कीजिये, आच्छादित कीजिये। अपनी 
प्रतिज्ञापर स्थिर रहिये। ॐ मण्डलमें प्रवेश 
कराइये। ॐ शत्रुको पकड़िये और उसका 


मुँह बाँध दीजिये। ॐ नेत्र बाँध दीजिये। हाथ- 
पैर भी बाँध दौजिये। हमें सतानेवाले समस्त दुष्ट 


अहॉको बाँध दीजिये। ॐ दिशाओंको बाँधिये। 
ॐ विदिशाओंको -बाँधिये। नीचे आधिये। 
ॐ सब ओरसे बाधिये। ॐ भस्मसे; जलसे, 
मिट्टीसे अथवा सरसॉसे सबको आविष्ट कीजिये। 
ॐ नोचे गिराइये। ॐ चामुण्डे! किलि किलि। 
ॐ विच्चे हुं फट्‌ स्वाहा॥ २॥ 

यह “जया' नामक पदमाला है, जो समस्त 
क्मोंको सिद्ध करनेवाली -है। इसके द्वार होम 
'करनेसे तथा इसका जप एवं पाठ आदि 'करनेसे 
सदा हौ युद्धमें विजय प्राप्त होती है। अद्वाईस 
भुज्ाओसे युक्त चामुण्डा देवीका ध्यान करना 
चाहिये। उनके दो हाथोंमें तलवार और खेटक हैं। 
दूसरे दो हाथोंमें गदा और दण्ड हैं। अन्य दो हाथ 
धनुष और बाण धारण करते हैं। अन्य दो हाथ 
मुष्टि और मुट्गरसे युक्त हैं। दूसरे दो हाथोमें शङ्क 
और खड्ग हैं। अन्य दो हाथोंमें ध्वज और चत्र 
ह दूसरे दो हाथ चक्र और परशु धारण करो हैं। 
अन्य दो हाथ डमरू और दर्पणसे सम्पन्न हैं। 
दूसरे दो हाथ शक्ति और कुन्द धारण करते हैं। 
अन्य दो हाथोमें हल और मूसल हैं। दूसरे दो 
हाथ पार और तोमरसे युक्त हैं। अन्य दो हाथोमें 
डक्का और पणव हैं। दूसरे दो हाथ अभयकी मुद्रा 
धारण करते हैं तथा शेष दो हाथोंमें मुष्टिक शोभा 
पाते हैं। वे महिषासुरको डाँटती और उसका वध 


अङुशसे| करती हैं। इस प्रकार ध्यान करके हवन करनेसे 


साधक शत्नुओपर विजय पाता है। घी, शहद और 
चीनीमिश्रित तिलसे हवन करना चाहिये। इस 
संग्रापविजय-विद्याका उपदेश जिस-किसीको नहीं 
देना चाहिये (अधिकारी पुरुषको ही देना 
चाहिये) ॥ ३--७॥ 


इस प्रकार आदि आणने महापुराघके अन्तर्गत सुजया "संशमविजम-वि्ाका वर्न” 
मक एक सपल अध्याय पूरा हुआ १२५॥ 
र 


= अध्याय १३७. 


एक सौ छत्तीसबाँ अध्याय 
जकषत्रोंके त्रिनाडी-चक्र या फणीश्वर-चक्रका वर्णन 


महेश्वर कहते हैं-देवि! अब मैं नक्षतर- 
सम्बन्धी त्रिनाडी-चक्रका वर्णन करूँगा, जो यात्रा 
आदियें फलदायक होता है। अश्विनो आदि 
नक्षत्र तीन नाडियोंसे भूषित चक्र अङ्कित करे। 
पहले अश्विनी, आद्रा और पुनर्वसु अङ्कित करे; 
फिर उत्तराफाल्गुनौ, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा 
और पूर्वभावरपद--इन नक्षत्रोंको लिखे। यह प्रथम 
जाड़ी कही गयी है। दूसरी नाडी इस प्रकार है-- 
भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, चित्रा, 
अनुराधा, पूर्वाधाढा, धनिष्ठा तथा उत्तराभाद्रपदा। 
तीसरी नाडीके नक्षत्र ये हैं-कृतिका, रोहिणी, 
आश्लेषा, मघा, स्वाती, विशाखा, उत्तराषाढा, 
श्रवण तथा रेवती*॥ १--४॥ 

इन तीन नाडियोंके नक्षत्रोंद्वारा सेवित ग्रहके 
अनुसार शुभाशुभ फल जानना चाहिये। इस 


“तरिनाडी' नामक चक्रको “फणीश्वर-चक्र' कहा 
गया है। इस चक्रगत नक्षत्रपर यदि सूर्य, मङ्गल, 
शै एवं राहु हों तो वह अशुभ होता है। 
इनके सिवा, अन्य ग्रहोंद्वारा अधिष्ठित होनेपर वह 
नक्षत्र शुभ होता है । देश, ग्राम, भाई और भार्या 
आदि अपने नामके आदि अक्षरके अनुसार एक 
जाडीचकरमं पड़ते हों तो चे शुभकारक होते 
हैं॥५-६॥ 

अश्चिनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, 
आहर, पुनर्वसु, पुष्य, आस्लेषा, मषा, पूर्वाफाल्गुनी, 
उत्तराफालगुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, 
अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, 
अवण, धनिष्ठ, शतभिषा, पूर्वभ्रपदा, उ्भाइपदा 
तथा रेवती--ये सत्ताईस नक्षत्र यहाँ जानने योग्य 
Fns-cn 


इस प्रकार आहि आलोय महणुन 'नकचक- वरि” नामक 
एक सौ छठौसयाँ अध्याय पूरा हुआ ११६० 


हि 
एक सौ सैंतीसवाँ अध्याय 
महामारी-विद्याका वर्णन 


महेश्वर कहते हैं--देवि! अब मैं महामारी- 
विद्याका वर्णन करेगा, जो शत्रुऑका मर्दैन 
करनेवाली है॥१॥ 

ॐ हौं महामारि रक्ताक्षि कृष्णवर्णे 
यमस्याज्ञाकारिणि सर्वभूतसंहारकारिणि अमुकं 


इन हन, ॐ दह दह, ॐ पच पच, ॐ च्छिन्द 

चनद, ॐ मारय मारय, , ॐ 
सर्वकामिके हुँ फद्‌ स्वाहा॥ 

ॐ हीं लाल नेत्रो तथा काले रंगवाली 

महामारि! तुम यमराजकी आज्ञाकारिणी हो, 


पनन >> अ अ ९ (० बे सो रा-क सक ह सब 


[ज] [=] 


क्क जन | 


ed a 


समस्त भूतोंका संहार करनेवाली हो, मेरै अमुक 
शब्नुका हनन करो, हनन करो। ॐ उसे जलाओ, 
जलाओ। ॐ पकाओ, पकाओ। ॐ काटो, 
काटो। ॐ मारो, मारो। ॐ उखाड़ फेंको, 
उखाड़ फेंको। ॐ समस्त प्राणियाँको वशमें 
करोवालौ और सम्पूर्ण कामनाओँको देनेवाली! 
हूं फद्‌ स्वाहा॥ २॥ 
अड्ल्‍न्यास 

"ॐ मारि हदयाय नमः ।'-इस वाक्यको 
'चोलकर दाहिने हाथकी मध्यमा, अनामिका और 
तर्जनी अँगुलियाँसे हृदयका स्पर्श करे। “३% 
महामारि शिसे स्वाहा।'--इस वाक्यको बोलकर 
दाहिने हाथसे सिका स्पशं करे । ' ॐ कालरात्रि 
(शिखायैवौषट्‌ ।'-इस वाक्यको बोलकर दाहिने 
हाथके अँगूठेसे शिखाका स्पर्श कर।' ॐ कृष्णवर्णे 
खः कवचाय हुम्‌।'--इस वाक्यको बोलकर 
दाहिने हाथकी पाँचो अंगुलियॉसे बायाँ भुजाका 
और बायें हाथकी पाचों अँगुलियोंसे दाहिनी 
भुजाका स्पर्श करे। '३% तारकाझि विद्युजड़े 
सर्वसत्वभयंकरि रक्ष रक्ष सर्वकारेषु हूं तरिनेत्रा 
चषद्‌।'--इस वाक्यको बोलकर दाहिने हाथकी 
अँगुलियोंके अग्रभागसे दोनों नेत्रों और ललाटके 
मध्यभागका स्पर्श करे। ' ॐ महामारि सर्वभूतदमनि 
'महाकालि अस्त्राय हुं फट्‌।-इस वाक्यको 
बोलकर दाहिने हाथको सिरके ऊपर एवं बायीं 
ओरसे पीछेकी ओर ले जाकर दाहिनी ओरसे 
आगेकी ओर ले आये और तर्जनी तथा मध्यमा 
अँगुलियोंसे आयें हाथकी हथेलीपर ताली 
अजाये॥ ३॥ 

महादेवि! साधकको यह अङ्गन्यास अवश्य 
करना चाहिये। वह मुर्देपएका वस्त्र लाकर उसे 
चौकोर फाड़ ले। उसको लंबाई-चौड़ाई तोन 
जोन हाथकी होनी चाहिये। उसी वस्त्रपर अनेक 
प्रकारके रंगॉसे देवीको एक आकृति बनावे, 


जिसका रंग काला हो। वह आकृति तीन मुख 
और चार भुजाओंसे युक्त होनी चाहिये। देवीको 
यह मूर्ति अपने हाथोंमें धनुष, शूल, कतरनी और 
खट्वाङ्ग (खाटका पाया) धारण किये हुए हो। 
उस देवीका पहला मुख पूर्व दिशाको ओर हो 
और अपनी काली आभासे प्रकाशित हो रहा हो 
तथा ऐसा जान पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते हो वह 
अपने सामने पड़े हुए मनुष्यको खा जायगी। 
दूसरा मुख दक्षिण भागमें होना चाहिये। उसको 
जीभ लाल हो और वह देखनेमें भयानक जान 
पड़ता हो। वह विकराल मुख अपनी दाढ़ोंके 
कारण अत्यन्त उत्कट और भयंकर हो और 
जौभसे दो गलफर चाट रहा हो। साथ ही ऐसा 
जान पड़ता हो कि दृष्टि पढ़ते ही यह घोड़े 
आदिको खा जायगा॥ ४-७ ॥ 

देवीका तीसरा मुख पश्चिमाभिमुख हो। उसका 
इंग सफेद होना चाहिये। वह ऐसा जान पड़ता हो 
कि सामने पड्नेपर हाथी आदिको भी खा 
जावगा। गन्ध-पुष्प आदि उपचारों तथा घी-मधु 
आदि नैवेश्यॉ्रार उसका पूजन करे॥८ ६॥ 

पोक मन्त्रका स्मरण करनेमात्रसे नेत्र और 
अस्तक आदिका रोग नष्ट हो जाता है। यक्ष और 
राक्षस भी वशे हो जाते हैं और शत्रुऑका नाश 
हो जाता है। यदि मनुष्य क्रोधयुक्त होकर, 
निम्ब-वृक्षकी समिधाओंको होम करे तो उस 
होमसे ही वह अपने शुको मार सकता है, इसमें 
संशय नहीं है। यदि शत्रुकी सेनाकी ओर मुँह 
करके एक सहाहतक इन समिधाओंका हवन 
किया जाय तो शत्रुकी सेना नाना प्रकारके रोगोसे 
रसत हो जाती है और उसमें भगदड़ मच जाती 
है। जिसके नामसे आठ हजार उक्त समिधाओंका 
होम कर दिया जाय, बह यदि ब्रह्माजीके द्वार 
सुरक्षित हो तो भी शीघ्र हो मर जाता है। यदि 
अतूरेकी एक सहन समिधाओंको रक्त और 


५ अस्य १३८० 


२९७ 


मड ममननम ममम ब सब बस सपा क कस स रस कस 99 


विपसे संयुक्त करके तीन दिनतक उनका 
होम किया जाय तो शत्रु अपनी सेनाके साथ हो 
नष्ट हो जाता है॥ ९-१३ ॥ 

राई और नमकसे होम करनेपर तीन दिनमें 
ही शुकी सनाप भगदड़ पड़ जायगी-शत्रु भाग 
खडा होगा। यदि उसे गदहेके रक्तसे मिश्रित 
करके होम किया जाय तो साधक अपने शुका 
उच्चाटन कर सकता है-वहाँसे भागनेके लिये 
उसके मनें उचाट पैदा कर सकता है। कौएके 
रक्ते संयुक्त कर्के हवन करनेपर शको उखाड़ 
फेंका जा सकता है। साधक उसके बधरमें समर्थ 
हो सकता है तथा साधकके मनें जो-जो इच्छा 
होती है, उन सब इच्छाओंको बह पूर्ण कर लेता 
है। चुद्धकालमें साधक हाथीपर आरूङ्‌ हो, दो 
कुमारियोंके साथ रहकर, पूर्वोक्त ना शरीरको 
सुरक्षित कर ले; फिर दूरके शङ्ख आदि वाद्यांको 
पोत महामारी-विद्यासे अधिमन्तरित करे। तदनन्तर 
'महामायाकी प्रतिमासे यु वएको लेकर समगं 
ऊँचाईपर फहराये और शतुसेनाकी ओर मुँह 
करके उस महान्‌ पटको उसे दिखाये। तत्या 


बहा कुमारी कन्याओंको भोजन करावे। फिर 
'पिण्डोको घुमाये। उस समय साधक यह चिन्तन 
करे कि शत्रुकी सेना पाषाणकी भौति निश्चल हो 
गयी है॥ १४--१९॥ 

वह यह भी भावना करे कि शुकी सेनामें 
'लड्नेका उत्साह नहँ रह गया है, उसके पाँच 
खड गये हैं और वह बड़ी घबराहटमें पड़ गयी 
है।इस प्रकार करनेसे शत्रुकी सेनाका स्तम्भन हो 
जाता है। (वह चित्रलिखितकी भाँति खड़ी रह 
जाती है, कुछ कर नहीं पाती!) यह चैंने 
स्तम्भनका प्रयोग बताया है। इसका जिस-किसी 
भी व्यक्तिको उपदेश नहीं देना चाहिये। यह 
तीनों लोकॉपर विजय दिलानेवाली देवी 'माया' 
कही गयी है और इसकी आकृतिसे अङ्कित 
स्वरको “मायापट' कहा गया है। इसी तरह 
र्ण, भैरवी, कुम्जिका, रुद्रदेव तथा भगवान्‌ 
तृसिंहकी आकृतिका भी यस्तपर अङ्कन किया 
जा सकता है। इस तरहकी आकृतियोंसे अङ्कित 
एट आदिके द्वारा भी यह स्तम्भनका प्रयोग सिद्ध 
हो सकता है॥ २०-२१॥ 


इस प्रकार आहि आग्नेय महातुरणमे “महामारी -किदयाका वर्षन” गायक 
एक सी सँगीसवाँ अध्याय पूर हुआ# १२०॥ 


“महादेवजी कहते हैं-- पार्वती ! सभी मन्त्रके 
साध्यरूपसे जो छः कर्म कहे गये हैं, उनका वर्णन 
करता हूँ, सुनो। शान्ति, वश्य, स्तम्भन, हेष, 
उच्चाटन और मारण-ये छः कर्म हैं। इन सभी 
कर्मोंमें छः सम्प्रदाय अथवा विन्यास होते हैं, 
जिनके नाम इस प्रकार हैं-पल्नच, योग, रोधक, 
सम्पुट, ग्रथन तथा विदर्भ। भोजपत्र आदिपर 
पहले जिसका उच्चाटन करना हो, उस पुरुषका 
नाम लिखे। उसके बाद उच्चाटन-सम्बन्धो मन्त्र 


लिखे। लेखनके इस क्रमको "पाव नामक 
विन्यास या सम्प्रदाय समझना चाहिये। यह 
उच्चकोटिका महान्‌ उच्चाटनकारी प्रयोग है। 
आदिमे मन्त्र लिखा जाय फिर साध्य व्यक्तिका 
जाम अङ्कित किया जाय। यह साध्य बचें रहे। 
इसके लिये अन्तम पुनः मन्त्रका उल्लेख किया 
जाय। इस क्रमको “योग' नामक सम्प्रदाय कहा 
जया है। शरे समस्त कुलका संहार करनेके 
'लिये इसका प्रयोग करना चाहिये॥ १-२६॥ 


पहले मन्त्रका पद लिखे। बीचमें साध्यका 
नाम लिखे। अन्तमें फिर मन्त्र लिखे। फिर 
साध्यका नाम लिखे। तत्पश्चात्‌ पुनः मन्त्र लिखे। 
यह 'रोधक' समादाय कहा गया है। सतमभन 
आदि कोपे इसका प्रयोग करना चाहिये। 
मखके ऊपर, नचे, दायें, बाये और बोचमें भी 
साध्यका नामोझ्लेख करे, इसे 'सम्पुट' समझना 
चाहिये। वश्याकर्षण-कर्ममें इसका प्रयोग करे। 
जब मन्त्रका एक अक्षर लिखकर फिर साध्यके 
जापका एक अक्षर लिखा जाय और इस प्रकार 
बारी-बारीसे दोनोंके एक-एक अक्षरको लिखते 
हुए मन्त्र और साध्यके अक्षरको परस्पर ग्रथित 
कर दिया जाय तो यह 'ग्रन्यन' नामक सम्प्रदाय 
है। इसका प्रयोग आकर्षण या यशीकरण केवला 
है। पहले मन्त्रा दो अक्षर लिखे, फिर साध्यका 
'एक अक्षर। इस तरह बार-बार लिखकर दोनोंको 
पूर्ण करे। (यदि मन्तराक्षरोके बौचमें ही समाति 
हो जाय तो दुबारा उनका उल्लेख करे।) इसे 
“विदर्भ' नामक सम्प्रदाय समझना चाहिये तथा 
वशीकरण एवं आकर्षणके लिये इसका प्रयोग 
करना चाहिये॥३-७॥ 

आकर्षण आदि जो मन्त्र हैं, उनका अनुदान 
वसन्त-तरहुमे करना चाहिये। तापज्चरके निवारण, 
वशीकरण तथा आकर्षण-कर्ममें ' स्वाहा 'का प्रयोग 
शुभ होता है। शान्ति और वृद्धि-कर्ममें “नमः” 


पदका प्रयोग करना चाहिये। पौशिक-कर्म, आकर्षण 
और वशीकरणमेँ *वषट्कार'का प्रयोग करे। 
'विद्वेषण, उच्चाटन और मारण आदि अशुभ करें 
पृथक्‌ "फट्‌ पदकी योजना करनी चाहिये। लाभ 
आदिमे तथा मन््रको दीक्षा आदिमं 'वषट्कार' 
ही सिद्धिदायक होता है। मन्त्रकी दीक्षा देनेवाले 
आचार्यमे यमराजकी भावना करके इस प्रकार 
प्रार्थना करे-'प्रभो। आप यम हैं, यमराज ह, 
कालरूप हैं तथा धर्मराज हैं। मेरे दिये-हुए इस 
सुको शीघ्र ही मार गिरइवे'॥ ८--१९॥ 

तब शत्रुसूदन आचार्य प्रसत्रचित्तसे इस प्रकार 
उतर दे-- साधक! तुम सफल होओ । मैं यलपूर्वक 
तुम्हरे शुको मार गिरता हूँ।' श्वेत कमलपर 
यमराजको पूजा करके होम करसे यह प्रयोग 
सफल होता है। अपनेमें भैरवकी भावना करके 
अपने हो भीतर कुलेश्वरी (भरवी)-की भी 
भावना करे। ऐसा करनेसे साधक रातमें अपने 
तथा शे भावी वृत्तान्तको जान लेता है। 
“डुगरकिणि दुरे।' (दुर्गकी रक्षा करनेवाली अधवा 
दुर्गम संकटसे बचानेवाली देवि! आपको नमस्कार 
३)-इस मनते द्वारा दुर्गाजीकी पूजा करके 
साधक शुका नाश कलमें समर्थ होता है। 'ह 
सक्षम लव र यु म्‌-इस भैरवी-मन्त्रका जप 
करनेपर साधक अपने शत्रुका वध कर सकता 
ह॥१२-१४॥ 


इस एकार आदि आस्वेक महणुरचमें “टक्का वरण ' नमक 
एक सी अद्तीसयाँ अध्यक पूरा इुआ# १३८॥ 
Serre 


एक सौ उन्तालीसवाँ अध्याय 


साठ संबत्सरोंमें मुख्य-मुख्यके नाम 
भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं--पावंति! अब मैं 
साठ संवत्सरं (मसे कुछ)-के शुभाशुभ फलको 
कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। 'प्रभव' संवत्सरमें | 


गम एवं उनके फल-भेदका कथन 

अज्ञकर्मको बहुलता होती: है। “विभव' में प्रजा 
सुखी होतो है। “शुक्ल'में समस्त धान्य प्रचुर 
मात्म उत्पन्न होते हैं। “प्रमोद' से सभी प्रमुदित 


अध्याय ₹४० 


होते हैं। "पजापति" नामक संवत्सरं वृद्धि होती 
है। “अम्लिरा' संवत्सर भोगोंकी वृद्धि करनेवाला 


अनावृष्टिकारक होता है। 'विकृति' भय प्रदान 
करनेवाला है। 'खर' नामक संवत्सर पुरुषे 
शौर्यका संचार करता है। 'नन्दन' में प्रजा आनन्दित 
होती है। “विजय संवत्सर शुनाशक और 'जय' 
इस प्रकार आदि आए्नेय महापुराणमे “साठ संवत्सरों (मेंसे कुछ)-के नाम एवं उत्के 

'फ़ल- शरेदका कथन' नामक एक साँ उन्तालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ# १३९# 


रोगोंका मर्दन करनेवाला है। 'मन्मथ'में 
विश्व जवसे पीड़ित होता है। 'दुष्कर'में प्रजा 
दुष्कर्म रवृत होती है। 'दुमुँख' संवत्सरे मनुष्य 
कटुभाषी हो जाते हैं। ' हेमलम्ब'से सम्पतिकी 
गपि होती हैं। महादेवि! 'विलम्ब' नामक 
संबत्सरमें अन्नकी प्रचुरता होती है। “विकारी' 
शतुओंको कुपित करता है और 'शार्षरी' 
कहीं-कहीं सर्वा होती है। “प्लव' संवत्सर 
जलाशयोपें बाढ़ आतो है।' शोभन' और “शुभकृत्‌' 
में प्रजा संवत्सरके नामानुकूल गुणसे युक्त होती 
है॥६-१०॥ 

'राक्षस' वर्षमें लोक निषुर हो जाता है। 
“ आनल' संवत्सरमे विविध धान्योंकी उत्पत्ति होती 
है। 'पिजल'में कहाँ-कहाँ उत्तम वष्टि और 
*कालयुक' में धनहानि होती है। 'सिद्धार्थ मे 
सम्पूर्ण कार्योकी सिद्धि होती है। "र वर्षमे 
तिमे रौद्रभावॉकी प्रवृत्ति होती है। 'दुर्मति' 
संवत्सरमैँ मध्यम वर्षा और 'दुन्दुभि'में मङ्गल 
एवं धन-धान्यकी उपलब्धि होती है। 'संघरोद्गारी' 
और 'रकाक्ष' नामक संवत्सर रक्तपान करनेवाले 
है। धन” वर्ष विजय है। 'क्षय' संवत्सरो 
प्रजाका धन कषण होता है। इस प्रकार साठ संवत्सर 
(को कुछ)-का वर्णन किया गया है॥ ११--१३॥ 


लब. 
एक सौ चालीसवाँ अध्याय 
खश्य आदि योगोंका वर्णन 


भगवान्‌ महेश्वर कहते हँ--स्कन्द! अब यैं 
वशीकरण आदिक योर्गोका वर्न करूँगा। निमित 
ओषधियोंको सोलह कोष्ठवाले चक्रमें अङ्कित 
'करे--भृङ्गराज (भैगरैया), सहदेवी (सहदेश्या), 
'मोरकी शिखा, पुत्रजीवक (जीवापोता) नामक 
वृक्षकी छाल, अध:पुष्पा (गोझिया), रुदान्तिका 
(सदन्तो), कुमारी (घीकुँआर), रुद्जटा 


(लताबिशेष), विष्णुक्रान्ता (अपराजित), शेतक 
(सफेद मदार), लजालुका (लाजवन्ती लता), 
'मोहलता (त्रिपुरपाली), काला धतूर, गोरक्षकर्कटी 
(गोरखककड़ी या गुरुम्ही), मेषशृङ्गी (मेटासिंगी) 
तथा स्नुहो (सुड) ॥ १--३॥ 

ओषधियोंके ये भाग प्रदक्षिण-क्रमसे ऋत्विज 
१६, वहि ३, नाग ८, पक्ष २, मुनि ७, मनु १४, 


5 ११, वसुदेवता ८, दिशा १०, शर ५, वेद 
४, ग्रह ९, ऋतु ६, सूर्य १२; चन्द्रमा १ तथा तिथि 
१५--इन सांकेतिक नामों और संख्याओंसे गृहीत 
होते हैं। प्रथम चार ओषधियोंका अर्थात्‌ भरव, 
सहदेइया, मोरकी शिखा और: पुत्रजीवककी 
छाल-इनका चूर्ण बनाकर इनसे धूपका काम 
लेना.चाहिये। अथवा इन्हें पानोके साथ पोसकर 
उत्तम उबटन तैयार कर ले और उसे अपने 
अज्जॉमें लगावे॥ ४-५॥ 

तीसरे चतुष्क (चौक) अर्थात्‌ अपराजिता, 
सवेतार्क, लाजवन्ती लता और मोहलता-इन चार 
ओषधियोसे अञ्जन तैयार करके उसे न्मे लगावे 
तथा चौथे चतुष्क अर्थात्‌ काला धदूय, गोरखककड़ी, 
मेढ़ासिंगी और सेंहुड--इत चार ओषधियोंसे 
मिश्रित जलके द्वारा स्नान कला चाहिये। भृङ्गराजवाले 
चतुष्कके आदका जो द्वितीय चतुष्क अर्थात्‌ 
अधःपुष्पा, सन्ती, कुमारी तथा रुद्रजटा नामक 
ओषधियाँ हैं, उन्हें पीसकर अनुलेप या उबटन 
लगानेका विधान है*॥६॥ 

अधःपुष्पाको दाहिने पार्श्नें धारण करना 
चाहिये तथा लाजवन्ती आदिको वाम पार्मिं। 
'मयूरशिखाको पैरमें तथा घृतकुमारीको मस्तकपर 
धारण करना चाहिये। रुद्रजटा,_गोरखककडी 


जाता है। झै पीसकर" उबटन 
जो अपने शरीर -लगाता है, सह 
आ सम्मानित होता. है। भृङ्गराज 
ओषधि, जो धूपके उपयोगमें-आती 
बाधा दूर करनेके लिये उनका 
भी, डपयोग बताया गया है। 
लजालुका. आदि ओषधियाँ 


8844 
ifr] 
32488 
| 


जलका पान बताया: गया. है। 
।), वेद (लाजवन्ती), तहु (काला 
(यु्रजीवक)-इन ओषधियोसे 
चन्द्नका तिलक सब /लोगोंको 
होता ह॥:७--११॥ 

(गोसखककड़ी), रदश, (काला पूर), 


f 
§ 


EE 
Eg! 
CES 


न्‌ 
|| 


होती है। चन्द्रमा (मेकासिंगी), इन्द्र (रुददन्तिका), 
जाग (मोरशिखा), ख (घीकुऔर) --इन ओषधियोंका 
योनिम लेप केसे स्त्रियां वशमे होती हैं। तिथि 


eo पके जाये खाहिये- 


[लए मकन Eo 
प्रथम चतुष्क | ९ भृङ्गरज क | हटेको [| जलूका |; 
विशेष संकेत | ऋत्विन्‌ १६: जहिके गढ कक्ष २ ते | 
है 
किक | उज्ज [जज न्ल्ज्न [जन गन्न 
हणा | क | जत 
(0 फू | ००० | न्ब 
[कोय चतुष्क [| विष्णुका छ | १० सवेठार्क [| 'लयालुका | १२ मोहलता 
बे [=| 
बिशेस | दर | रु. | का | ऋर 
| | 9) रुने टि कृष्ण घदूर | १४ गोरथकर्कटी | [=| >> जक्र 
विशेष संकेत ज सूर्वरर चन्दा ₹ (तिथि १५: |” | 


¬ अध्याय २४१० 


(सेंहुड); दिक्‌ (अपराजिता), युग (लाजवन्ती) 
और बाण (स्वेतर्क) इन ओषधियोके 
नायी - हुई गुटिका (गोली) लोगॉको यशे 
केवाली होती है। किसीको शमे करना हो 
तो. उसके लिये भक्ष्य, भोज्य और पेय पदार्थम 
इसकी एक गोली मिला देनी चाहिये॥ ११-१२॥ 
ऋत्विक्‌ (भैगरेया), ग्रह (मोहलता), नेत्र 
(दुत्रजीवक) तथा पर्वत (अधःपुष्पा)-इन 
ओषधियोंको मुखमें धारण किया जाय तो इनके 
प्रभावसे शत्रुओके चलाये हुए अस्तर-शस्जोंका 
स्तम्भन हो जाता है--वे घातक आघात नहीं कर 
'पते। पर्वत (अध:पुष्पा), इन्द्र (रद्रदन्ती), वेद 
(लाजवन्ती) ` तथा स्र ` (मोहलता)-इन 
ओषधियोंका अपने शरीरमें लेप करके मनुष्य 
पानीके भीतर निवास कर सकता है। बाण 
(ताक); नेत्र (पत्नीव), मनु (रुददन्ती) 
तथा रुद्र (घीकुऔरे)--इन ओषधियोंसे बनायी 
हुई बटी भूख, प्यास आदिका निवारण करनेवाली 
होती है। तीन (सहदेइया), सोलह (भँगरैया), 
दिशा (अपराजिता) तथा बाण (श्रेतार्क)--इन 
ओषधियोंका लेप करनेसे दुर्भगा स्त्र सुभगा बन 


जाती है। त्रिशद (काला घतूण); अक्षि (पुत्रजीवक) 
षा दिशा (विष्णुक्रान्ता) और नेत्र (सहदेइवा)-- 
इन दवाओँका अपने शरीरम लेप करके मनुष्य 
सोके साथ क्रीडा कर सकता है। इसी प्रकार 
त्रिदश (काला धतूरा), अक्षि (पुत्रजीवक), शिव 
(वृताकुमारी) और सर्प (मयूरशिखा)-से उपलक्षित 
दवाओँका लेप करने स्त्री सुखपूर्वक प्रसव कर 
सकती है॥ १३-१५॥ 

सात (अधःपुष्पा), दिशा (अपराजिता), मुनि 
(अधप) तथा रख (मोहलता)-- इन दवाओंका 
चस्ते लेपन करनेसे मनुष्यको जूएम विजय प्राप्त 
होती है। काला धतरा, नेत्र (पुत्रजीवक), अब्धि 
(आधःपुष्पा) तथा मनु (स्व्रदन्तिका)-से उपलक्षित 
ओषधियोंका लिङ्गम लेप करके रति करनेपर जो 
गर्भान होता है, उससे पुत्रकी :उत्पतति होती है। 
ग्रह (मोहलता), अब्धि (अध:पुष्पा), सूर्य 
(गोसक्षकर्कटी) और ज़िदश (काला धतूर)-- 
इन ओषधियोंड्रारा बनायी गयी बटी सबको 
शमे करनेवाली होती है। इस प्रकार ऋत्विक्‌ 
आदि सोलह परदोमि स्थित ओषधयोकि प्रभावका 
वर्णन किया गया॥ १६-१७॥ 


इस प्रकार आदि आध्नेष गहापुराणमे “वरप आहि ऑोगोका वर्णन मक 
एक सौ चालीसा अध्याय पृण हुआ॥ १४०॥ 


~ 
एक सौ इकतालीसवाँ अध्याय 
छत्तीस कोष्ट निर्दिष्ट ओषधियोँके वैज्ञानिक प्रभावका वर्णन 


महादेवजी कहते हैं--स्कन्द! अब मैं छत्तीस, 
पदों (कोष्कों)-म स्थापित कौ हुई ओषधियोँका 
फल बताता हुँ। इन ओषधियोके सेवनसे मनुष्योंका 
अमरीकरंण होता हैं। ये औषध ब्रहम, रुद्र तथा 
इनद्रके द्वारा उपयोगमें लाये गये हैं॥१॥ 

हरीतकी (हरे), अक्षधात्रो (आँवला), मरीच 
(गोलमिर्च); पिप्पली, शिफा (जटामांसी), यहि 
(भिलावा), शुण्ठी ` (सोंड), पिप्पली, गुडुची 
(गिलोय), वच, निम्ब, वासक ( आडूसा), शतमूली. 


(शावरो), सैंधव (सेधानमक), सिन्धुवार, 
कण्टकारि (कटेरी), गोक्षुर (गोखर), बिल्व 
(बेल), पुनर्नचों (गदहपूर्णा), बला (बरियारा), 


रेड, मुण्डो; रुचक (बिजौरा नीबू), भृङ्ग 


(दालचीनी), क्षार (खार नमक या यवक्षार), प्पट 
(पित्तपापडा), धन्याक ( धनिया), जीरक (जौरा), 
शतपुष्पी (सौंफ), यवानी (अजवाइन); विडङ्ग 
(वायविडंग), खदिर (खैर), कृतमाल (अमलतास), 
हल्दी, बचा, सिद्धार्थ (सफेद सरसों)--ये छत्तीस 


३०२ 


० अहिनपुतण» 


_ दकस्य 


पदमे स्थापित औषध हैं॥२-५॥ 
क्रमशः एक-दो आदि संख्यावाले ये महान्‌ | 
औषध समस्त रोगोंको दूर करनेवाले तथा अमर 


और बालॉका पकना रोक देते हैं। इनका चूर्ण या 
इनके रससे भावित वटी, अवलेह, कयाय (काढ), 
लहू या गुडखण्ड यदि घी या मधुके साथ खाया 
जाय, अथवा इनके रससे भावित घो या तेलका 
जिस किसी तरहसे भी उपयोग किया जाय, वह 
सर्वथा मृतसंजीवन (मुर्देको भी जिलानेवाला) 
होता है। आधे कर्ष या एक कर्षभर अथवा आधे 


(नौ-नौ औषधोकि समुदायको एक “नवक' 
काहे हैं। इस तरह उक्त छत्तीस औषधोंमें चार 
नवक होते हैं।) प्रथम नवकके योगसे बनी हुई 
ओषधिका सेवन करनेसे मनुष्य सब रोगोसे 
खुटकारा पा जाता है, इसी तरह दूसरे, तीसरे और 
चौथे नवकके योगका सेवन करनेसे भो मनुष्य 
रोगमुक्त होता है। इसी प्रकार पहले, दूसरे, 


तीसरे, चौथे, पांचवें और छठें घट्कके' सेवनमात्रसे 
भौ मनुष्य नौरोग हो जाता है। उक्त छत्तीस 
ओषधियोंमें नौ चतुष्क होते हैं। उनमेंसे किसी 
एक चतुष्कके' सेवनसे भी मनुष्यके सारे रोग दूर 
हो जाते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, 
चछ, स्तम और अष्टम कोष्ठकी ओषधियोंके 
सेवनसे वात-दोषसे छुटकारा मिलता है। तीसरी, 
बारहवीं, उब्बीसवीं और ओषधियोके 


ठी, सातवीं, आठवीं और पंहहवीं ओषधियोकि 
सेवनसे कफ-दोषकी निवृत्ति होती है। चौंतीसवें, 
दैतोसवें और छत्तीसवें कोष्ठकी औषधोंको धारण 
करसे वशीकरणकी सिद्धि होती है तथा ग्रहबाधा, 
भूतबाधा आदिसे लेकर निग्रहपर्यन्त सारे संकटॉसे 
छुटकारा मिल जाता है॥ ११-१४६ ॥ 

प्रधम, द्वितीय, तृतीय, षह, सतम, अष्टम, 
जवम्‌, एकादश संख्यावाली ओषधियों तथा बतीसवी, 
चंदरहवीं एवं बारहवां संख्यावाली ओषधियोंको 
धारण केसे भी उक्त फलकी प्रापि (वशीकरणकी 
सिद्धि एवं भूतादि बाधाकौ निवृत्ति) होती 
है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना 
चाहिये। छत्तीस कोशम निर्दिष्ट की गयी इन 
ओषधियोंका ज्ञान जैसे-तैसे हर व्यक्तिको नहीं 
देना चाहिये॥ १५-१६॥ 


इस प्रकार आदि आपतेष महारां 'छत्तीस कोड़ोके भर स्थापित ओषधियोंके विज्ञानका वर” 
मक एक सौ इकतालीलवां अध्याय एय हुआ॥ १०१५, 
ee 
एक सौ बयालीसवाँ अध्याय 
'चोर और जातकका निर्णय, शनि-दृष्टि, दिन-राहु, फणि-राहु, तिथि-राहु 
तथा विष्टि-राहुके फल और अपराजिता-मन्त्र एवं ओषधिका वर्णन 


भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं--स्कन्द! अब मैं 
मन्त्र-चक्र तथा औषध-चक्रोका वर्णन करूँगा, 
जो सम्पूर्ण मनोरथॉको देनेवाले हैं। जिन-जिन 
व्यक्तियोंके ऊपर चोरी करनेका संदेह हो, उनके 


लिये किसो वस्तु (वृक्ष, फूल या देवता आदि)- 
का नाम बोले। उस वस्तुके नामके अक्षरकी 
संख्याको दुगुनी करके एक स्थानपर रखे तथा 
उस नामको मात्राओँकी संख्यामे चारसे गुणा 


(-२ रू ओषधये समयको सक और चार ओके सतर जद कहते है। 


अध्याय १४२०. 


को नि र कक _ ४ सन सर 


करके गुंणनफलको दूसरे स्थानपर रखे। पहली 
संख्यासे दूसरी संख्यामें भाग दे। यदि कुछ शेष 
बचे तो वह व्यक्ति चोर है। यदि भाजकसे भाज्य 
पूरा-पूरा कट जाय तो यह समझना चाहिये कि 
वह व्यक्ति चोर नहीं है॥ ३६॥ 

अब यह बता रहा हूँ कि गर्भमें जो बालक 
है, वह पुत्र है या कन्या, इसका निश्चय किस 
प्रकार किया जाय? प्रश्न करनेवाले व्यक्तिके 
प्रश्न-वाक्यमें जो-जो अक्षर उच्चारित होते हैं, वे 
सब मिलकर यदि विषम संख्यावाले हैं तो गर्भमें 
चुत्रकी उत्पत्ति सूचित करते हैं। (इसके विपरोत 
सम संख्या होनेपर उस गर्भसे कन्याकी उत्पत्ति 


होनेकी सूचना मिलती है।) प्रश्न करनेवालेसे | वायव्यकोणमें, 


किसी वस्तुका नाम लेनेके लिये कहता चाहिये। 
चह जिस वस्टुके नामका उल्लेख करे, वह नाम 
यदि स्तरीलिंग है तो उसके अक्षरोके सम होनेपर 
पूछे गये गर्भसे उत्पन होनेवाला बालक बावी 
आँखका काना होता है। यदि वह नाम पुल्लिग 
है और उसके अक्षर विषम हैं तो पैदा होनेवाला 
जालक दाहिनी आँखका काना होता है। इसके 
विपरीत होनेपर उक्त दोष नहीं होते हैं। स्त्री और 
पुरुषके नामाँकी माताओं तथा उनके अध्षरॉंकी 
संख्ये पृथकपृथक्‌ चाससे गुणा करके गुणनफलको 
अलग-अलग रखे। पहली संख्या 'मात्रा-पिण्ड' 
है और दूसरी संख्या 'वर्ण-पिण्ड'। वर्ण-पिष्डमें 
तीनसे भाग दे। यदि सम शेष हो तो कन्याकी 
उत्पत्ति होती है, विषम शेष हो तो प्रकी उत्पति 
होती है। यदि शून्य शेष हो तो पतिसे पहले 
सरकी मृत्यु होती है और यदि प्रथम 'मात्रा- 
पिण्ड' में तीनसे भाग देनेपर शून्य शेष रहे तो 
स्त्रीसे पहले पुरुषकी मृत्यु होतीहै। समस्त 
भागमें सूक्ष्म अक्षरवाले ट्रव्योद्वारा प्रश्नको 
हण करके विचार कलेसे अभीष्ट फलका ज्ञान 
होता है॥ २-५॥ 

अब मैं शनि-चक्रका वर्णन करुँगा। जहाँ 
शनिकी दृष्टि हो, उस लग्तका सर्वथा परित्याग 


कर देना चाहिये। जिस राशिमें शनि स्थित होते 
हैं, उससे सातवीं राशिपर उनकी पूर्ण दृष्टि रहती 
है, चौथी और दसवीपर आधी दृष्टि रहती है तथा 
पहली, दूसरी, आठवीं और बाहवा राशिपर 
चवई दृष्टि रहती है। शुभकर्ममें इन सबका त्याग 
करना चाहिये। जिस दिनका जो ग्रह अधिपति 
हो, उस दिनका प्रथम पहर उसी ग्रहका होता है 
और शेष ग्रह उस दिनके आधे-आधे पहरके 
अधिकारी होते हैं। दिनमें जो समय शनिके 
भागमें पड़ता है, उसे युद्धमे त्याग दे॥६-७ ६॥ 

अब मैं तुम्हें दिनमें रहको स्थितिका विषय 
जता रहा हूँ। राहु रविवारको पूर्वमें, शनिवारको 
, गुरुवारको दक्षिणमें, शुक्रवारको 
अस्लिकोणमें, मङ्गलवारको भी अग्निकोणमें तथा 
बुधवारको सदा उत्तर दिशामे स्थित रहते हं 
'फणि-राहु ईशान, अग्नि, त्य एवं वायव्य- 
कोणें एक-एक पहर रहते हैं और युद्धमे अपने 
सामने खड़े हुए शत्रुको आवेष्टित करके मार 
डालते है॥ ८-९६॥ 

अब मैं तिथि-राहुका वर्णन कहैँगा। पूर्णिमाको 
अग्नि-कोणमें राहुकी स्थिति होती है और 
अमावास्थाको वायब्यकोणमें। सम्मुख राहु शुका 
जाश करनेवाले हैं। पश्चिमसे पूर्वकी ओर तीन 
खड़ी रेखाएँ खौँचे और फिर इन मूलभूत 
रेखाओका भेदन करते हुए दक्षिणसे उत्तकौ ओर 
तीन पढी रेखाएं खाँचे। इस तरह प्रत्येक दिशायें 
तोन-तीन रेखाग्र होंगे। सूर्य जिस राशिपर स्थित 
हों, उसे सामनेवाली दिशामें लिखकर क्रमशः 
आारहों राशियोंको प्रदक्षिण-क्रमसे उन रेखाग्रॉपर 
'लिखे। तत्पक्षत्‌ 'क' से लेकर 'ज' तकके 
अक्षरको सामनेकी दिशामें लिखे। 'झ' से लेकर 
*द' तकके अक्षर दक्षिण दिं स्थित रहें, 'घ' 
से लेकर 'म' तकके अक्षर पूर्व दिशामें लिखे 
जाये और 'य' से लेकर 'ह' तकके अक्षर उत्तर 
'दिशायें अङ्कित हों। ये राहुके गुण या चिह बताये 
गवे हैं। शुक्लपक्षमे इनका त्याग करे तथा तिथि- 


राहुकी सम्मुख दृष्टिका भी त्याग करे। राही | विष्टि (भ्मा)-के साथ महाबली राहु विचरण 
दृष्टि सामने हो तो हानि होती है; अन्यथा विजय | करते हैं। कृष्णपक्षको तृतीयादि तिथियों विष्टि 
आर होती है॥ १०-१३॥ राहुकी स्थिति ईशानकोणमें होती है और समी 

अब “विष्टि-राहु' का वर्णन करता हूँ।| आदि तिथिोमे दक्षिण दिशामें। (इसी प्रकार 
निम्माङ्कित रूपसे आठ रेखाएँ खींचे--ईशानकोगसे | शुक्लपक्षकी अष्टमी आदिमे उनकी स्थिति 
दक्षिण दिशातक, दक्षिण दिशासे वायव्यकोणतक, | तईल्यकोणमें होती है और चतुर्थी आदियें उत्तर 
'वायव्यकोणसे पूर्व दिशातक, वहाँसनै्ल्यकोणतक | दशाम) । इस तरह कृष्ण एवं शुक्लपक्ष वायुके 
जैऋत्यकोणसे उत्तर दिशातक, उत्तर दिशासे | आश्रित रहनेवाले सम्मुख राहु शत्रुओँका नाश 
अग्निकोणतक, आधिकोणसे पश्चिम दिशातक | करते हँ।'विष्टि-राहुचक्रकी पूर्व आदि दिशाओंमें 
तथा पश्चिम दिशासे ईशानकोणतक। इन रेखाओंपर | इन्द्र आदि आठ दिक्यालों, महाभैरव आदि आठ 

प स फ उक सक चवे 
कल फा 


= अध्याय १४३० 


नमन 


महाभैरवोँ', ब्रह्माणी आदि आठ शक्तियों तथा 
सूर्य आदि आठ ग्रहोंको स्थापित करे। पूर्व आदि 
तेक दिशामें ज्रह्माणी आदि आठ शक्तियोके 
आठ अष्टकॉंकी भी स्थापना करे। दक्षिण आदि 
'दिशाओंमें वातयोगिनीका उल्लेख करे। वायु जिस 
दिशामें बहती है, उसी दिशामें इन सबके साथ 
रहकर राहु शुओंका संहार करता है॥ १४--१७३॥ 
अब मैं अङ्गको सुदृढ़ करनेका उपाय बता 
रहा हुँ। पुष्यनकषत्रमे उखाड़ी हुई तथा निस्नाद्लित 
।-मन्त्रका जप करके कण्ठ अथवा भुजा 
आदियें धारण की हुई शरपुंखिका (“सरफॉका' 
नामक ओषधि) विपक्षीके बाणोंका लक्ष्य बननेसे 
'बचाती है। इसी प्रकार पुष्ये उखाड़ी ' अपराजिता" 
एवं 'पाठा' नामक ओषधिको भी यदि 
मन्त्रपाठपूर्वक कण्ठ और भुजाओंमें धारण किया 
जाय तो उन दोनेकि प्रभावसे मनुष्य तलवारके 
चारको बचा सकता है॥ १८-१९॥ 
(अपराजिता-मन्त्र इस प्रकार है--) ॐ नमो 


भगवति बद्खूदुले हन हन, ॐ भक्ष भक्ष, ॐ 
खाद, ॐ अहे रक्त पिब कपालेन र्ति रक्तपटे 


दिश बन्ध बन्ध, नगान बन्ध बन्ध, नागपलीरयन्ध 


बन्ध, ॐ असुरान्‌ बन्ध बश, ॐ 
यक्राक्षसपिशाचान्‌ बन्ध यन्य, ॐ 
जेतभूतगन्धवाँदयो ये केचिदुपद्रवासतेभ्यो रक्ष रक्ष, 


ॐ ऊच्च रक्ष रक्ष, ॐ अधो रक्ष रक्ष, ॐ क्षुरकं 
बन्ध बन्ध, ॐ ज्वल महाबले। घटि घटि, ॐ 
'मोटि मोटि, सटावलिवसराग्नि बज़प्राकारे हुं फट, 
हीं हूं औं फद हों हः फूं फे फः सर्वग्हेभ्य: 
सर्वव्याधिभ्यः सरवदष्टोपेध्यो हाँ अशेषेभ्यो 


रक्ष रक्ष॥ २०॥ 

ग्रहपीङा, जवर आदिको पीड़ा तथा भूतबाधा 
आदिके निवारण -इन सभी कमम इस मन्त्रका 
उपयोग करना चाहिये॥ २१॥ 


इस कार आदि आयष महसुटणमों “र्चाचणि आदिका व्ण" नायक 
एक सौँ बयालीसका अध्याय पूर हुआ १५२० 


एक सौ तैंतालीसवाँ 


नीसवाँ अध्याय 


कुब्जिका-सम्बन्धी न्यास एवं पूजनकी विधि 


महादेवजी कहते हुँ-स्कन्द! अब मैं 
कुब्जिकाकी क्रमिक पूजाका वर्णन करूँगा, जो 
समस्त मनोरोको सिद्ध केवली है। 'कुब्जिका' 
वह शक्ति है, जिसकी सहायतासे राज्यपर स्थित 
हुए देवताओंने अस्तर-शस्त्रादिसे असुरोपर विजय 
पायी है॥१॥ 

मायाबीज “ही” तथा हदयादि छः मन्त्रांका 


काली'--यह हृदय मन्त्र है। 'दुष्ट 
चाण्डालिका'-यह शिरोमनत है। 'हीं स्कैहस 
ख क छ ड ऑकारो भैरव: ।'-- यह शिखा- 


सम्बन्धी मन्त्र है।' भेलखी दूती ' यह कवच- 
सम्बन्धी नत है। 'रक्तचण्डिका'-- यह नेत्र- 
सम्बन्धी मन्त्र है तथा “ "यह 


अस्त्र-सम्बन्धी मन्त्र है। अङ्गो और हाथोमें 


क्रमशः गुह्ाङ्ग एवं हाथमें न्यास करे। 'काली- 


इनका न्यास करके मण्डलमें यथास्थान इनका 


६. पम-महोदध प से आठ सोके क इस प्रकार 
पए, उपर, कलि, भीचनपएद तथा सरल 


जे ह-अ, रल, चण (या काले), 


२ अध्याय १४३ के छठे सोके जही आदि आठ कके काय इस प्रकर आये हैहा, मेते, कम, वैय, 
दारही, माही, चुडा तथा चिका! अध्याय १४४ के ३२वें के “चस्का को जगह मालसी क उल्लेख हुआ है। 


Pa जनक केक 


३०६ 


+ अशिपुण+ 


पूजन करना चाहिये*॥२-३ ६॥ 
मण्डलके अग्निकोणें कूर्च बीज (हूं), 
ईशानकोणमें शिरोमन्त्र (स्वाहा), नैऋत्यकोणमें 
'शिखामन्त्र (वषट्‌), वायव्यकोणमें कवचमन्त्र 
(हुम्‌), मध्यभागे नतरमनत्र (वौषट्‌) तथा मण्डलकी 
सम्पूर्ण दिशाओिं अस्त-मत्र (फट)-का उल्लेख एवं 
पूजन करे। बत्तीस अक्षरोंसे युक्त बत्तीस दलवाले 
'कमलकी कर्णिकामें 'स्रों हस क्षमल न व ब. 
घट स च' तथा आत्मबौज-मन्त्र (आम्‌)-का 
न्यास एवं पूजन करे। कमलके सब ओर पूर्व 
दिशासे आरम्भ करके क्रमशः राह्मण, माहेरी, 
कमारी, वैष्णबी, वरही, माहे, चामुण्डा और 
चण्डिका (महालक्ष्मी)-का न्यास एवं पूजन 
करणा चाहिये॥ ४-६॥ 
तत्पश्चात्‌ ईशान, पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, 
त्य और पश्षिममें क्रमश: र, व, ल, क, स 
और ह-इनका न्यास और पूजन करे। फिर 
इन्हीं दिशाओंमें क्रमशः कुसुममाला एवं पाँच 
पर्वतोका स्थापन एवं पूजन करे। पर्वतोकि नाम 
हैं-जालन्धर, पूर्णगिरि और कामरूप आदि। 
तत्पश्चात्‌ वायव्य, ईशान, अग्नि और नैऋत्यकोणमें 
तथा मध्यभागमें वजरकुब्जिकाका पूजन करे। 
इसके याद वायव्य, ईशान, नैप, अस्ति तथा 
उत्तर शिखरपर क्रमशः अनादि विमल, सर्वज्ञ 
, प्रसिद्ध विमल, संयोग विमल तथा समय 
विमल--इन पाँच विमलॉकी पूजा करे। इन्हौं 
शृङ्गोपर कुड्जिकाकी प्रसन्नताके लिये क्रमशः 


खिङ्किनी, षछी, सोपन्ा, सुस्थिर तथा रलसुन्दरीका 
पूजन करना चाहिये। ईंशानकोणवर्ती शिखरपर 
आठ आदिनाथोंकी आराधना करे॥७--११॥ 

अस्निकोणवर्ती शिखरपर मित्रकी, पश्चिमवर्ती 
शिखरपर औडीश वर्षकी तथा वायव्यकोणवर्ती 
'शिखरपर ष्टि नामक वर्षकी पूजा करनी चाहिये। 
श्चिमदिशावर्ती शिखरपर गगनरल और कवचरत्रकी 
अर्चता की जानी चाहिये। वायव्य, ईशान और 
अभ्निकोणमें '्/ु/ बोजसहित 'पञ्चनामा' संज्ञक 
मर्त्यकी पूजा करनी, चाहिये। दक्षिण दिशा और 
अभ्निकोणमें 'पञ्चरल' की अर्चना करे। ज्येष्ठा, 
रौद्र तथा अन्तिक --ये तीन संघ्याओँकी अधित 
देवियाँ भी उसी दिशाम पूजने योग्य हैं। इनके 
साथ सम्बन्ध रखनेवाली पाँच महावृद्धाएँ हैं, उन 
सबकी प्रणवके उच्चारणपूर्वक पूजा करनी चाहिये। 
इनका पूजन सत्ताईस अथवा अट्ठाईसके भेदसे दो 
प्रकारका बताया गया हैं॥१२-१४॥ 

चौकोर मण्डलमें दाहिनी ओर गणपतिका 
तथा बायीं ओर वटुकका पूजन करे। ' ॐ एं ग. 
'क्रमणणपतये नम: ।' इस मनसे क्रमगणपतिकी 
तथा “ॐ वटुकाय नमः ।' इस मन्त्रे वटुककी 
पूजा करे। वायव्य आदि कोर्णोमे चार गुरुओँका 
उषा अठारह षट्कोर्णोमेँ सोलह नाथोंका पूजन 
करे। फिर मण्डलके चारों ओर ब्रह्मा आदि आठ 
देवताओंको तथा मध्यभागमें नवमी कुब्जिका एवं 
कुलटा देवीको पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार 
सदा इसी कमसे पूजा करे॥ १५-१७॥ 


जस प्रकार आदि आजे महामे 'कुम्जिकाकी क्रम-फूजाका वर्णन" नामक 
एक साँ तैँठालौसकाँ अध्याय पूर हुआ॥ १४२० 
ee 


य-स ववयको सोना इस रा है। ॐ हो कालो कालो इदप नमः । ॐ हो दण्डिका मे स्वाहा) 
3 हौं सेह स ख क छ ड अकाय पवय शि बट । ॐ हो भेल कवच हुम। ॐ हों र्चा नेष्रयाय 
जौषद ॐ ग्ना अस्वाय फर्‌ इन छ कदा पर: रर, चि, शिळ, कय, नत एवं सममू यास किया. 
जाता है। ए पोइल नब" क, “शेके साले नं नमः “शिखा के सा 
'मध्यमाध्या नम, 'कबचाद “की जगह "अमि न. नके सान्तं नमः" शथा “अस्थाय/के स्वास 
“रतत तम: कर दिया जाय शो बे कस-सम्ो चाय हो चा तथा इनका क्रमश हायके दनो अनु, तजनो, 
मध्यमा, अनामिकाओं, कॉनिजिकाओं तथा कठल-कर-पृष्ठ-भानोने नलस का खायसा। 


कुलत सभ cre जलन 


कुब्जिकाकी पूजा-विधिका वर्णन 


भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं_ स्कन्द! अब मैं | 
धर्म, अर्थ, काम तथा विजय प्रदान करनेवाली 
श्रीमती कुब्जिकादेवीके मन्त्रका वर्णन करूँगा। 
परिवारसहित मूलमन्त्रसे उनकी पूजा करनी 
चाहिये॥ १॥ 

“ॐ ऐं हीं औं खँ हें हसक्षपलचवयं भगवति 
अग्बिके हां हीं क्षीं कं शु कीं कुब्जिके हाम्‌ 
ॐ इजनणमेञअघोरपुखि ताँ छां छौँ किलि 
किलि हाँ विच्ये ख्यों श्री क्रोम्‌, ॐ होम, ऐं. 


_कामाङ्ग्राविणि 
ऐं हीं श्री फे क्षी नमो भगवति कषा कुब्जिके 
हो हों के उजणतपे अघोरमुखि छ छा विचय, 
ॐ किलि किलि।'--यह कुब्जिकामन्त्र है ॥ २॥ 

'करन्यास और अङ्गन्यास करके संध्या-वन्दन 
करे। वमा, येष्ठा तथा रौद्री-ये क्रमशः तीन 
संध्याएँ कही गयी है॥३॥ 


आपको जानें। महाकौलीके रूपमे आपका चिन्तन 
करें। कौली देवी हमें शुभ कमोकि लिये प्रेरित 
करे'॥४॥ 

इसके पाँच मन्त्र हैं, जिनके आदिम "पणव" 
और अन्ते 'नम:! पदका प्रयोग होता है। बीचमें 
पाच नाथोके नाम हैं; अन्तमं ' औषाडुका 
पूजयाधि'-- इस पदको जोड़ता चाहिये। मध्यमे 
देवताका चतुर्यन्त नाम जोड़ देना चाहिये। इस 
प्रकार ये पाँचों मन्त्र लगभग अठारह-अठारह | 
अक्षरोंके होते हैं। इन सबके नामोंको पड़ी 
विभक्तिके साथ संयुक्त करना चाहिये। इस तरह 


'वाक्य-योजना करके इनके स्वरूप समझने चाहिये। 
मैं उन चों नायका वर्षन करता हूँ--कौलीशनाथ, 
श्रीकष्ठनाथ, कौलनाथ, गगनानन्दनाथ तथा तूर्णनाथ। 
इनकी पूजाका मन्त्र-वाक्य इस प्रकार होना 
चाहिये--' ३» कौलीशनाथाय नमस्तस्मै पादुकां 
चूजवाधि/' इनके साथ क्रमशः ये पाँच देविय 
भी पूजनीय हैं--१--सुकला देवी, जो जन्मसे हो 
कुब्जा होनेके कारण “कुब्जिका' कही गयी हैं; 
२--चढुला देवी, ३--मैत्रीशी देवी, जो विकराल 


ह | रूपवाली हैं, ४--अतल देवी और ५-श्रीचन्रा 


देखो हैं। इन सबके नामके अन्मे 'देवी' पद है। 
इनके पूजनका मन्त्र-वाक्य इस प्रकार होगा- 

“ॐ सुकलादेख्यै नमस्तस्यै भगात्यपुङ्गण- 
देवमोहिनी पादुकां पूजयामि।' दूसरी (चटुला) 
देवीकी पाटुकाका यह विशेषण देना चाहिये-- 
“अतीतथुवनानन्दरलाड्याँ पादुका पूजयामि।' 
इसी तरह तीसरी देवीकी पादुकाका विशेषण 
हाना, चौधीकी पादुकाका विशेषण 
'कमलाडयां' तथा पाँचवींकी पादुकाका विशेषण 

रमविद्ाङया' देना चाहिये॥ ५--९॥ 

इस प्रकार विद्या, देवी और गुरु (उपयुक्त 
पाँच नाथ)--इन तीनकी शुद्धि 'त्रिशुद्धि' कहलाती 
है। य तुमसे इसका वर्णन करता हूँ। गगनानन्द, 
'चढुलौ, आत्यानन्द, पद्यानन्द, मणि, कला, कमल, 
माणिक्यकण्ठ, गगन, कुमुद, श्रीपदा, भैरवानन्द, 
कमलदेव, शिव, भव तथा कृष्ण--थे सोलह 
जूतन सिद्ध हैं॥ २०-१२६ ॥ 

_चन्द्रपूर, गुल्य, सुभकाम, अतिमुक्तक, वीरकण्ठ, 
प्रयोग, कुशल, देवभोगक्र (अथवा भोगदायक), 
विशदेव, खङ्गदेव, रुद्र, धाता, असि, मुद्रास्फोट, 
जंशपूर तथा भोज-ये सोलह सिद्ध हैं। इन 


३०८ 


+ अर्लियुशाणा- 


सिद्धोंका शरीर भी छः प्रकारके न्यासरोंसे नियन्त्रित 
होनेके कारण इनके आत्माके समान जातिका हो. 
(सच्चिदानन्दमय) हो गया है। मण्डलमे फूल 
'बिखेरकर मण्डलो पूजा करे। अनन्त, महान्‌, 
शिवपादुका, महाव्याति, शून्य, पञ्चतत्वात्क- 
मण्डल, श्रोकण्ठनाध-पाटुका, शंकर एवं अनेन्तकी 
भी पूजा करे॥१२--१६॥ 
सदाशिव, पिङ्गल; भान्द, नाथ-समुदाय, 
लाहूलानन्द और संवर्त-इन सबका मण्डल- 
स्थानमे पूजन करे। तै#त्यकोणमें महाकाल, 
पिनाकी, महेन, खड्ग, नाग, बाण, अघासि 
(पापका छेदन करके लिये खड्गरूप), शब्द, 
चश, आज्ञारूप और नन्दरूप-इनको बलि अर्पित 
करके क्रमश: इनका पूजन करें। इसके बाद 
बटुको अध्य, पुष्य, पूप, दीप, गन्ध एवं बलि 
तथा क्षेत्रपालकों गन्ध, पुष्प और बलि अर्पित 
करे। इसके लिये मन्त्र उस प्रकार है--' हीं खं खं 
हँसा वटुकाय अरु अरु अय पुष्प धूप दीष गन्ध 
बलिं पूजां गृह गृह नमस्तुभ्यम्‌। ॐ हाँ हाँ हूं 
कषेत्रपालायायतरायतर महाकपिलजटाभार भास्वर 
त्रिनेत्र ज्वालामुख एहोहि गनधपुष्पबलिपूजा गृह 
गृह खः खः ॐ कः ॐ लः ॐ महाडामराधिषतये 
स्वाहा।' बलिके अन्तम दायें-बायें तथा सामने 
त्रिकृटका पूजन करे; इसके लिये मन्त्र इस प्रकार 
हा हां औं त्रिकृटाय जमः।' फिर जायें 
), दाहिने तमोऽरिनाथ (या सूरयनाय)- 
की तथा सामने कालानलकी पादुकाओंका यजन- 
पूजन करे। तदन्त उट्ठियान, जालन्धर, पूर्णगिरि 
तथा कामरूपका पूजन कसा चाहिये। फिर 
'गगनानन्ददेव, वर्गसहित स्व्गनन्ददेव, परमानन्ददेव, 
सत्यानन्ददेवकी पादुका तथा नागानन्ददेवकी पूजा 
करे। इस प्रकार “वर्ग! नामक पञ्चरलका तुमसे 


र्णव-किका गया. है॥ १७-२३६ ॥ 

उत्तर और. ईंशानकोणमे इन छःकी पूजा 
के सुस्नाथको पादुकाको, श्रोमान्‌ समयकोटीश्वरको, 
विद्याकोटो बरको, कोटीक्वरकौ, बिनदुकोटीश्वरको 
ता सिद्धकोटीध्रको। आस्निकोणमें चारे* सिद्ध- 
समुदायकी तथा अमरीशेशवर, चक्रेश्वर, कुरङ्गेशर, 
कचर और चन्द्रनाध या चंत्रेशवरकी पूजा करे। 
इन सबको गन्ध आदि पञोपचारोसे पूजा 
करती चाहिये दक्षिण 'दिशामे' अनादि विमल, 
सर्वज्ञ विमल, योगीश विमल; सिद्ध विषल और 
"समयं 'विमल--इन ' पाँच 'विमलौँको" पूजन 
करे॥ २४०२७ ईन 

१ऋत्यकोणये चार वेदौंका, कैदर्षनांधका, 
पूर्वोक्त सम्पूर्ण शक्तियोँका तथा कुब्जिकाकी 
शरीपादुकाका पूजन "करे! इनमें कुब्जिकीकी पूँजा 
५ हाँ हो कुब्जिकाँचै नभः।' इसे नवाकषर 
अन्त्रसे अथवा केवल पाँच प्रणवरूप मनसे करे। 
पूर्व दिशासे लेकर ईशानकोण-पर्यनत ब्रह्म; इनद, 
अस्ति; यम, निति, अनन्त, वरुण, वायु, कुबेर 
तथा ईंशान-इन दस दिकपालोकी' पूजा करे। 
'सहसनेत्रचारी इन्द्र अनवद्य विष्णु तथा शिवकी 
पूजा सदा ही करनी चाहिये। ब्रह्ाणी, माहे धर, 
कौमारी, वैष्णवी; वाराही, ऐन्द्री, चामुण्डा तथा 
'महालक्मी--इनकी पूजा पूर्व दिशासे लेकर 
ईशानकोण-पर्यन्‍्त आठ : दिशाओंमें क्रमशः 
करे॥ २८-३१॥ 

तदनन्तर चायव्यकोणसे छू: उग्र दिशाओंमें 
क्रमशः डाकिनो, राकिनौ; लाकिनी,” काकिनी, 
शाकिनी:लथा याकिनी -इनकी पूजा करे। तत्पश्चात्‌ 
ध्यानपूर्वक कुब्जिकादेवीका पूजन करना-चाहिये। 
बत्तीस व्यज्जन अक्षर ही उनका शरीर है। उनके 
पूजनमें पाँच प्रणव अथवा 'हीँ'-का बीजरूपसे 


2 मन्रमहोदधि १२।३७ के अतु चार “कप” गह है। दा कोड, सपद. सहज ओर पतनर। भूमा पल 
'जेगक्रीडाल्टलाधाय 


न समवातस्द्वाथाय ननः इत्यादि। 


= अध्याय २४५ * 


उच्चारण करना चाहिये। (यथा--' ॐ ॐ ॐँ> ॐ 
ॐ कुब्जिकायै नपः।' अथवा ' ॐ हों कुब्जिकायै 
मः ।!) ॥ ३२-३३॥ 

देवीकी अङ्गकान्ति नील कमल-दलके समान 
श्याम है, उनके छः मुख हैं और उनकी 
'मुखकान्ति भी छः प्रकारकी है। वे चैतन्य- 
'शक्तिस्वरूपा हैं। अष्टादशाक्षर मन्त्रदारा उनका 
अतिपादन होता है। उनके बारह भुजाएँ हैं। वे 
सुखपूर्वक सिंहासनपर विराजमान हैं। प्रेतपसाके 
ऊपर बैठी हैं। चे सहसों कोटि कुसोंसे सम्पन्न 
हैं। 'ककॉटक' नामक नाग उनकी मेखला 
(करधनी) है। उनके मस्तकपर "तक्षक" नाग 
विराजमान है। 'वासुकि' नाग उनके गलेका हार 
है। उनके! दोनों कार्नोे स्थित 'कुलिक' और 
(कर्म नामक नाग कुण्डल-मण्डल बने हुए हैं। 
दोनों: भौंहोंमें “पश्च' और 'महापदा' नामक 


३०९ 
जागोंकी स्थिति है। बायो हाम नाग, कपाल, 
अक्षसूत, खठ्वाङ्ग, शङ्ख और पुस्तक हैं। 
दाहिने हाथो त्रिशूल, दर्पण, खड्ग, .रलमयी 
माला, अङ्कुश तथा धनुष हैं। देवीके दो 
मुख ङपरकी ओर हैं, जिनमें एक तो पूण सफेद 
है और दूसरा आधा सफेद है। उनका पूर्ववर्ती 
मुख पाण्डुवर्णका है, दक्षिणवर्ती मुख क्रोषयुक्त 
जान पड़ता है, पश्चिमवाला मुख काला है 
और उत्तरवर्ती मुख हिम, कुन्द एवं चन्द्रमाके 
समान त है। बा उनके चरणतलमें स्थित हैं, 
भगवान्‌ विष्णु जघनस्थलमें विराजमान हैं, रुद्र 
दमै, ईश्वर कण्ठमें, सदाशिव ललाटमें तथा 
शिव उनके ऊपरी भागमें स्थित हँ । कुम्जिकादेवी 
झसतो हुई-सी दिखायी देती हैं। पूजा आदि 
कयो कुब्जिकाका ऐसा हो ध्यान कला 
चाहिये ॥ ३४-४० ॥ 


इस प्रकार आदि आगे महापुराण 'कृष्किकाकरी पूजाका वर्न” जायक 
एक सा चालीसा अध्याय पूरा हुआ ४ १०४० 
em 


एक सौ पैंतालीसवाँ अध्याय 


मालिनी आदि जाना प्रकारके 
भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं-- स्कन्द! अब मै 
छ प्रकारके न्यासपूर्वक जाना प्रकारके मन्त्रोंका 
वर्णन करूँगा। ये छहो प्रकारके न्यास “शाम्भव ', 
“शाक्त' तथा “यामल के भेदसे तीन-तीन प्रकारके 
होते हैं। 'शाम्भव-न्यास' में घट्पोडश ग्रन्धिरूप 
शन्दराशि प्रथम है, तीन विद्याएँ और उनका 
ग्रहण द्वितीय न्यास है; त्रितत्वात्मक न्यास तीसरा 
है; वनमालान्यास चौथा है, यह बारह श्लोकॉका 
है। रलपञ्चकका न्यास पाँचवाँ है और नवाक्षरमन्त्रका 
न्यास छठा कहा गया है॥ १-३॥ 
शाकतपक्षमें' “मालिनी"का न्यास प्रथम, 
'त्रिविद्या"का न्यास द्वितीय, ' अघोर्यष्टक ' का न्यास 


नत्र और उनके षोढा-न्यास 

तथा *अस्त्रचण्डिका' नामक शक्तिका न्यास छठा 
है। बली (की), हीं, कलो, औं, कू, फट्-- इन 
छः बीजमन्त्रोंका जो छः प्रकारका न्यास है, यही 
तीसरा अर्थात्‌ “यामल न्यास” है। इन छहाँमेंसे 
चौथा “औं' चौजका न्यास है; वह सम्पूर्ण 
नोरथोँको सिद्ध करनेवाला है॥ ४-५ ॥ 

“न” से लेकर “फ' तक जो न्यास बताया 
जाता है, वह सब मालिनीका ही न्यास है। “न 
से आरम्भ होनेवाली अथवा नाद करनेवाली 
शक्तिका न्यास शिखामें करना चाहिये। “अ' 
सनी शक्ति तथा 'श' शिरोमाला-निवृत्ति शक्तिका 
स्थान सिरमे है; अतः यहीं उनका न्यास करे। 


तीय, 'दादशाङ्गन्यास' चतुर्थ, 'पडक़॒न्यास' पञ्चम 


“ट' शान्तिका प्रतीक है, इसका न्यास भी सिरमें 


११० 


= अन्तिपुराण- 


ही होगा। “च' चामुण्डाका प्रतीक है, इसका 
न्यास नेत्ये करना चाहिये। “ढ' प्रिददृषटिस्वरूप 
है, इसका न्यास नेत्ये होना चाहिये। गुद्शक्तिका 
प्रतीक है-'नौ', इसका न्यास नासिकाडयमें करे। 
“न' जारायणीरूप है, इसका स्थान दोनों कानमे 
है। "त" मोहिनीरूप है, इसका स्थान केवल 
दाहिने कानमे है। “ज' प्रज्ञाका प्रतीक है, इसको 
स्थिति थये कानमें बतायी गयौ है। वज्रिणो 
देवीका स्थान मुखमें है। 'क' करली शक्तिका 
प्रतीक है, इसकी स्थिति दहिन दट (दाढ़)- 
में है। 'ख' कपालिनोरूप है, “व' बयं कंधेपर 
स्थापित होनेके योग्य है। 'ग' शिवाका प्रतीक है, 
इसका स्थान ऊपरी दाढ़ोंमें है। “घ' घोरा 
शक्तिका सूचक है, इसकी स्थिति बायाँ दाढ़में 
भानी गयी है। 'उ' शिखा शक्तिका सूचक है, 
इसका स्थान दांतों है। 'ई' मायाका प्रतीक है, 
जिसका स्थान निके अन्तर्गत माता गया है। 
'अ' नगेीरूपहै, इसका न्यास वाक्‌ -दन््रयमे | 
होना चाहिये। 'य' शिखिवाहिनीका बोधक है, 
इसका स्थान कण्ठमें है॥ ६ 
'भ' के साथ भौषणी शक्तिका न्यास दाहिने 
केम करे। 'म' के साथ वायुवेगका न्यास बारे 
केम करे। 'ड' अक्षर और तामा शक्तिका 
दाहिनी भुजामें तथा 'ड' अक्षर एवं विनायका 
देवीका आयां भुजामें न्यास करे। 'प' एवं 
पूर्णिमाका न्यास दोनों हाथोमें करे। प्रणवसहित 
ओंकार शक्तिका दाहिने हाथकी 
तथा ' अ सहित दर्शनीका बायें हाथकी अङ्गलियोे 
न्यास करे। 'अ:' एवं संजीवनी-शक्तिका हाथमे 
ज्यास करे। “ट' अक्षरसहित कपालिनी शक्तिका 
स्थान कपाल है। 'त' सहित दीपनीकी स्थिति 
शुलदण्डमें है। जयन्तीकी स्थिति त्रिशूलमें है। 
(चः सहित साधनी देवीका स्थान ऋष्धि (वृद्धि) 
है॥ ११-१३॥ 


“श अक्षरके साथ परमाख्या देवीकी स्थिति 
जीवये है। 'ह' अक्षरसहित अम्बिका देवीका 
न्यास प्राणमें करना चाहिये। “छ' अक्षरके साथ 
शरीरा देवीका स्थान दाहिने स्तनमें है। 'न' 
सहित पूतनाकौ स्थिति बाय स्तनमें बतायी गयी 
है। 'अ' सहित आमोटीका स्तन-दुष्धर्मं, “थ” 
सहित लम्बोदरीका उद, 'क्ष' सहित संहारिकाका 
जाभिमें तथा “म' सहित महाकालीका तितम्बमे 
न्यास करें। "स" अक्षरसित कुसुममालाका 
देये, “व' सहित शुक्रदेविकाका शुक्रमें, 'त' 
सहित तारा देवीका दोनों ऊरुऑमें तथा 'द' 
सहित ज्ञानाशक्तिका दाहिने घुटनेमें न्यास करे। 
औं" सहित क्रियाशक्तिका बायें घुर, 
“ओ' सहित गायत्री देवीका दाहिनी जल्ला 
(पिष्डली)-मैं, “३%' सहित सावित्रीका बायीं 
जामे तथा 'द' सहित दोहिनीका दाहिने पैर 
ज्यास करे। “फ' सहित “फेत्कारी' का बायें परमं 
न्यास करना चाहिये॥ १४-१७॥ 

मालिनी-मनत्र नौ अक्षरे युक्त होता है। 
"अ" सहित श्रीकण्ठका शिखामें, 'आ' सहित 
अनन्तका मुखें, 'इ* सहित सूक्ष्मका दाहिने 
जे, इ” सहित ज़िमूर्तिका आये नशे, 'ठ' 
सहित आमरीशका दाहिने कानमें तथा 'ऊ' सहित 
अधाँशकका बायें कानमें न्यास करे। “ऋ' सहित 
वभूता दाहिने नासर, “कू सहित तिथीशका 
'वामनासाग्रमे, 'ल्‌' सहित स्थाणुका दाहिने गालमें 
“सू” सहित हरका बाय गालमें न्यास करे। 
अक्षरसहित कटीशका नौचेकी दन्तपक्षिमे, 
“दे” सहित भूतीशका ऊपरकी दन्तपङ्किमे, “ओ' 
सहित सच्घोजातका नौचेके ओष्ठे तथा 'औ' 
सहित अनुग्रहीश (या अनुग्रहेश)-का ऊपरके 
ओम न्यास करे। “अं सहित क्ररका गलेकी 
'घाटीमें, “अ:' सहित महासेनका जिज्वामें, “क' 
सहित क्रोधीशका दाहिने कंधेमें तथा 'ख' सहित 


इ 


चण्डीशका याहुओमे न्यास करे। “ग” सहित 
पञचाकका कूरे, “घ' सहित शिखीका दाहिने 
कडक जीत एकर रुक 
तथा 'च' सहित कूर्मकका आये कंधेमे न्यास 
करे॥ १८-२३॥ 

“छ” सहित एकनेत्रका बाहुमें, “ज' सहित 
चतुर्मुखका कूर्पर या कोहनोमें, 'झ' सहित 
राजसका वामककूणमें तथा 'ज' सहित सर्वकामदका 
जायं अलय न्यास करे। 'ट' सहित सोमेश्वरका 
िततम्बमें, 'ठ' सहित लाङ्गलीका दक्षिण उरू 
(दाहिनी जाँघ)-में, 'ड' सहित दारुकका दाहिने 
घुटनेमे तथा 'ढ' सहित अर्द्धजलेश्वरका पिण्डलीमें 
न्यास करे। 'ण' सहित उमाकान्तका दाहिने 


तथा 'द' सहित भिदका बाय घुटनेमें न्यास करे। 
इस परकार आदि आप्लेष महापुराणे “मालिकी-मन्तठ आदिके न्यासका वर्ण कामक 
एक साँ पैतालीसरवा अध्याय पूरा हुआ# १४५॥ 


Sree 
एक सौ छियालीसवाँ अध्याय 
त्रिखण्डी-मन्त्रका वर्णन, पीठस्थानपर पूजनीय शक्तियों 


तथा आठ अष्टक 

भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं-- स्कन्द! अब मैं 
अहो, विष्णु तथा महेश्वरसे सम्बन्ध रखनेवाली 
त्रिखण्डीका वर्णन करुँगा॥ १॥ 

“ॐ नमो भगवते रुद्राय नमः। नमक्षामुण्डे 
जमश्चाकाशमातूणां सर्वकामार्थसाधनीनाम- 
जरामरीणां सर्वतराप्रतिहतगतीना स्वरूपपरिवर्तिनीनां 
सरवंसत्ववशीकरणोत्सादनोन्मूलनसमस्तकर्म- 
वृतानां सर्वमातृणुहां हृदय परमसिद्धै परकर्मच्छेदर्न 
परमसिद्धिकरै मातृणां वचनं शुभम्‌।' इस 
ब्रह्मखण्डपदमें रुद्रमन्त्र-सम्बन्धी एक सौ इक्कीस 
अक्षर हैं॥ २-३॥ 


(अब विष्णुखण्डपद बताया जाता है) 


*ध' सहित मीजका बायीं पिण्डलीमे, 
मषक बये पैसको अल्लुलियॉमे, 'प' सहित लोहितका 
दाही किये तथा “फ' सहित शिखीका बायी 
कुमे न्यास करे। 'ब' सहित गलण्डका पवा, 
“भ” सहित द्विरण्डका नाभिमें, “म' सहित 
'महाकालका इदयमे तथा “य' सहित वाणीशका 
त्वचां न्यास बताया गया है॥ २४--२८॥ 

“र” सहित भुजङ्गशका रके, 'ल' सहित 


हे न्यास करे। " 
“स” सहित भूगुका शुक्र एवं थाम, “ह' सहित 
णमे तथा “क्ष' सहित संवर्तका 
चक्कोशॉमें न्यास करना चाहिये। 'ही' बोजसे 
रुद्रशकियोका पूजन करके उपासक सम्पूर्ण 
मनोरयोको प्र्त कर लेता है॥ २९-३०॥ 


देवियोंका कथन 

“ॐ चपक्षामुण्डे ख्माणि अघोरे अमोधे वरदे 
विच्ये स्वाहा। ॐ नप्ामण्डे माहेश्वरि अघोरे 
अगोधे वरदे विच्य स्वाहा ॐ नमश्षामुण्डे 
कौमारि अघोरे अमोधे वरदे विच्चे स्वाहा। ॐ 
जमक्षागुण्डे वैष्णवि अघोरे अमोधे वरदै विच्चे 
स्वाहा। ॐ नमश्चामुण्डे वाराहि अघोरे अमोधे 
'बरदे विच्चे स्वाहा। ॐ नमश्चामुण्डे इन्द्राणि 
अघोरे अमोधे बरदे विच्चे स्वाहा । ॐ नमश्चामुण्डे 
चण्डि अघोरे अमोधे वरदे विच्चे स्वाहा। 
ॐ नमशामुण्डे ईशानि अघोरे अमोधे वरदे 
चिच्ये स्वाहा।' यह यथोचित अक्षरवाले पोका 
दूसरा मन्त्रखण्ड है, जो “विष्णुखण्डपद' कहा 


३१२ 


4अन्लिपुराण- 


डड 


गया है॥ ४-५॥ 

(अब महेश्वरखण्डपद बताया जाता है--) 
“ॐ नमशामुण्डे ऊर्ष्वकेशि उ्वलितशिखरे 
विद्युजिजे तारकाक्षि पिङ्गलभुवे विकृतदष्ट 
कुद्धे, ॐ मांसशोणितसुरासवप्रिये हस हस 
ॐ नृत्य नृत्य ॐ विजृम्भय विजृम्भय ॐ 
मायाजैलोक्यरूपसहस्मपरिवर्तिनीनामों यन्य बन्ध, 
ॐ कुट्ट कुट्ट चिरि चिरि हिरि हिरि भिरि भिरि | 
जासनि जासनि भ्रामणि भ्रामणि, ॐ वणि 
वणि क्षोधणि क्षोधणि मारण मारणि संजीवनि 
संजीवनि हेरि हेरि गरि गरि घेरि घरि, ॐ सुरि 
सुरि $ नमो मातृगणाय जमो नमो विचचे'॥६॥ 

यह माहेश्वरखण्ड एकतीस पदोका है। इसमें 
एक सौ एकहत्तर अक्षर हैं। इन तीनों खण्डोंको 
“प्रिखण्डौ' कहते हैं। इस त्रिखण्डौ-मन्त्रके आदि 
और अन्तमं 'ह थं' तथा पाँच प्रणव जोड़कर 
उसका जप एवं पूजन करना चाहिये। हें यो 
अ्रीकुब्णिकायै नम: ।'-- इस मन्त्रको त्रिखण्डीके 
पर्दोंकी संधिवोँमें जोड़ना चाहिये। अकुलादि 
त्रिमध्यग, कुलादि ज़िपध्यण, मध्यमादि त्िमध्यग 
तथा पाद-त्रिमध्यग--ये चार प्रकारके मन 
पिण्ड हैं। साढे तीन मात्राओँसे यु प्रणवको 
आदिमें लगाकर इनका जप अथवा इनके दारा 
यजन करना चाहिये। तदनन्तर भैरवके 
शिखा-मन्त्रका जप एवं पूजन करे ॐ क्षौं 
शिखाभैरवाय नमः'॥७-९‡॥ 

“स्खां सखी स्खें '--ये तीन सबीज तक्ष हैं। 
“हां हाँ हुँ'--यै निर्वीज ज्यक्षर हैं। विलोम- 
कमसे षे लेकर "क" तकके बत्तीस अक्षरोंकी 
वर्णमाला 'अकुला' कही गयी है। अनुलोम- 
क्रमसे गणना होनेपर वह "सकुला" कही जाती 
है। शशिनी, भुनी, पावनी, शिव, गन्धार, “ण' 
पिण्डाक्षी, चपला, गजजिहिका, “म' मृष, भयसारा, 
मध्यमा, “फ' अजरा, “य' कुमारी, 'न' कालरात्री. 


“द' संकटा, “थ' कालिका, “फ' शिवा, "ण 
भवघोरा, टः बीभतस, 'त' विद्युत, ठ' विश्वम्भरा 
और शंसिनी अथवा “ड' विश्वम्धरा, 'आ' 
शाँसिनी, “द' ज्वालामालिनी, कराली, दुर्या, 
स्त्री, वामा, ज्येष्ठा तथा ट्री, “ख' काली, 'क' 
कुलालम्बी, अनुलोमा, 'द' पिण्डिनी, 'आ' 
वेदिनी, 'इ' रूपी, 'वै' शान्तिमूर्ति एवं कलाकुला, 
“ऋ खङ्गिती, 'ड' वलिता, 'ल्‌' कुला, 'लू' 
सुभगा, वेदनादिनी और कराली, 'अं' मध्यमा 
तथा ' अः" अपेतरया-इन शक्तियोंका योगपीठपर 
क्रमश: पूजन करना चाहिये॥ १०-१७॥ 

“स्खाँ स्खीं स्खौँ महाभैरवाय नमः ।'- यह 
महाभैरवके पूजनका मन्त्र है। (ब्रहाणी आदि 
आठ शक्तियोकि साथ पृथक्‌ आठ-आठ शक्तियाँ 
और हैं, जिन्हें 'अष्टक' कहा गया है। उनका 
क्रमशः वर्णन किया जाता है।) अक्षोष्या, ऋक्षकर्ण, 
राक्षसी, क्षपणा, क्षया, पिग्गाक्ष, अक्षया और 
क्षेमा-ये ब्रह्माणीके अष्टक-दलमें स्थित होती 
हैं। इला, लौलावती, नौला, लङ्क, लङ्क, 
लालसा, विमला और माला-ये माहेश्वरी- 
अष्टकम स्थित हँ । हुताशना, विशालाक्ष, हकार, 
अडवामुखो, हाहारवा, कूर, क्रोधा तथा खरानना 
जाला-ये आठ कौमारके शेरे प्रकट हुई हैं। 
इनका पूजन कल्तेपर ये सम्पूर्ण सिद्धियोको 
देनवाली हतो हैं। सर्वज्ञा, तरता, तार, ऋणेदा, 
हयातना, सारासार, स्वयंग्राहा तथा शाश्रती- 
ये आठ शक्तियाँ वैष्णवीके कुलमे प्रकट हुई 
ह॥१८-२२३॥ 

तालुजि, रकतक्षो, विसु, करङ्किणी, 
मेघनाद, चण्डोग्रा, कालकर्णी तथा कलिप्रिया 
ये वाराहीके कुलमे उत्पन्न हुई हैं। विजयको 
इच्छावाले पुरुषको इनकी पूजा करनी चाहिये। चम्पा, 
चम्पावत, परचम, ज्वलितानना, पिशाच, पिचुवक्ा 
तथा लोलुपा-ये इन्द्राणी शक्तिके कुलमें उत्पन्न 


+ अध्याय १२७ + 


हुई हैं। पावनी, याचनी, वामनी, दमन, विन्दुनेला, 
'बहत्कुक्षी, विद्युता तथा विश्वरूपिणो--ये चामुण्डाके 
कुलमे प्रकट हुई हैं और मण्डलमें पूजित होनेपर 
'विजयदायिनी होती हैं ॥२३-२६३॥ 

इस प्रकार आदि आस्तेय महापुराणे 


यमज, जयन्ती, दुर्जया, यमान्तिका, 
विडो, रेवती, जया और विजवा-ये महालक्ष्मीके 
कुले उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार आठ अष्टकोंका 
वर्णन किया गया॥ २७-२८॥ 
“आठ आहक देवियोका वर्णन” नामक 


एक सौ छियालीसकाँ अध्याय पूरा हुआ (४६ # 


भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं- स्कन्द! (अब 
मैं गुहा-कुब्जिका, नवा त्वरिता, दूत तथा 
त्वरिताके गुहयाङ्ग एवं तत्वोंका वर्णन करूँगा-) 


गुहाकुब्जिकाका पूजन एवं जप करना चाहिये।) 
"हीं सर्वजनक्षोभणी जनानुकर्षिणी ॐ खें खा 
ख्यां स्वजनवशंकरी जनपोहनी, 3» ख्यं 
सर्वजनस्तम्भनी, ऐँ खं खां क्षोभणी, हें जितत्वं 
जं श्रेष्ठ कुले पञ्चाकषरी, फं कं ह क्षे वच्छे 
कषेकष हूं फद, हों नमः। 3० हां चछ क्षक्ष क 
हीं फद्‌'॥१-४॥ 

यह 'तवा त्वरिता' बतायी गयो है। इसे 
बारबार जानना (जपना) चाहिये। इसकी पूजा 
की जाय तो यह विजयदायिनी होती है। 'डॉ 
सिंहाय नमः।' इस मत्से आसनको पूजा करके 
देवीको सिंहासन समर्पित करे। 'हाँ क्षे इदयाय 
जमः।' बोलकर हदयका स्पर्श करे। “वच्छे शिरसे 
स्वाहा।' बोलकर सिरका स्पर्श करे-इस प्रकार 
यह 'त्वरितामनत्र'का शिरोन्यास बताया गया है। 
"कं हीं शिखायै वषद्‌।' ऐसा कहकर शिखाका 


स्पर्श करे। ' क्षें कवचाय हुम्‌।' कहकर दोनों 
भुजाओंका स्पर्श करे। 'हूं नेज्त्रयाय चौषट्‌।' 
कहकर दोनों नेत्रोंका तथा ललाटके मध्यभागका 
स्पर्श करे। "हीं अस्त्राय फद्‌।' कहकर ताली 
जजावे। हाँकारी, खेचर, चण्डा, छेदनी, क्षोभणी, 
क्रिया, क्षेमकारी, हुंकारी तथा फट्कारी-ये नौ 


|, | शक्तियाँ हैं ॥५--७ १॥ 


अब दूतियोँका वर्णन करता हूँ। इन सबका 
पूर्व आदि दिशाओंमें पूजन करना चाहिये-'हीं 
जले बहुतुण्डे च खगे हीं खेचरे ज्वालिनि ज्वल ख 
खे छ च्छे शवविभीषणे चच्छे चण्डे छेदनि 
करालि ख खे छे खे खरहाङगी हाँ क्ष वक्षे कपिले 
ह कषे हूक तेजोवति रौद्रि मात: हँ फे वे फे फे 
कर बरी फे पुटि पुटि घोरे हूं फद्‌ रहाेतालि 
मध्ये।' (यह दूती-मन्त्र है) ॥ ८-९॥ 

अब पुनः त्वरिताके गुहाङ्गो तथा तत्वोंका 
वर्णन करता ह। 'हाँ हूं हः हदयाय नमः।' इसका 
इदयरमे न्यास करे। "ही हः शिरसे स्वाहा।' ऐसा 
कहकर सिरमें न्यास करे। 'फां ज्वल खल 
शिखायै वषट्‌।' कहकर शिखामें, 'इले हूं हूं 
कवचाय हुम्‌।” कहकर दोनों भुजाओंमे “क्ों कं 
ओं नेयाय बौघद्‌।' बोलकर नेज्रोमे तथा 
ललाटके मध्यभामें न्यास करे। “कौ असाय 


फट्‌ कहकर दोनों हाँसे ताली बजाये अथवा 


“हं खे बच्छे क्षे हाँ क्षे हुँ अस्व्राय फट्‌।' कहकर 
ताली बजानी चाहिये॥ १०--१२॥ 

मध्यभागे 'हुँ स्वाहा।' लिखे तथा पूर्व आदि 
'दिशाओंमें क्रमशः 'खे सदाशिवे, ख ईः, छे 


'मनोन्सनी, क्षे ता, हीं माथवः, कं जहा, हुम्‌ 
आदित्यः, दारुणं फद्‌'का उल्लेख एवं पूजन 
करे। ये आठ दिशाओमें पूजनीय देवता बताये 
जये हैं ॥१३॥ 
इस उकार आदि आस्लेक महु “त्वसितरा-पएज आहिक विधिका र” नामक 

रक सौ सैंकलॉसवाँ अध्याय पूरा हुआ# १५७४ 


हि लसल 


एक सौ अड़तालीसवाँ अध्याय 


संग्राम-विजयदायक 

भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं- स्कन्द! (अब मैं 
संग्राममें विजय देनेवाले सूर्यदेवके पूजनको विधि 
ताता हूँ) ॐ डे ख खयं सूयय संग्रापविजयाय 
जमः।--यह मतन है। हां Lr हैं हों ह 
ये संग्राममें विजय देनेवाले छ: अङ्ग हैं, 


अर्थात्‌ इनके द्वारा षडङ्गन्यास करना चाहिये। 


सूर्य-पूजनका वर्णन 
पूजा करे। इसके बाद कमलकी कर्णिका एवं 
केसरोंकी, वहाँ सूर्यमण्डल, सोममण्डल, तथा 
अभ्निमण्डलकौ पूजा करे। फिर दौसा, सूक्ष्मा 
जया, भद्दा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता 
तथा नबा सर्वतोमुखो --इन नौ शक्तियोंका पूजन 
करे॥ ३-६॥ 

तत्का सत्व, रज और तमक, प्रकृति और 
पुरुषका, आत्मा, अन्तरतमा और परमात्माका पूजन 
करे। ये सभी अनुस्वारयुक्त आदि अक्षरस युक्त 


'घूजाके | होकर अन्मे "नम: के साथ चर्य होनेपर 


लिये मन्त्र है। 'स्फू ह ह कू ॐ हों क्रेम'- वे 
छः अङ्गल्यासके बीज-मत् हैं। पौठस्थानमे प्रभूत, 
विमल, सार, आराध्य एवं परम सुखका पूजन 
करे। पीठके पायो तथा बीचकी चार दिशाओंमें 
क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैय, ऐश्र्य, अधर्म, अज्ञान, 
अवैशाग्य तथा अमैश्रर्य--इन आठोंकी पूजा करे। 
तदनतर अनन्तासन, सिंहासन एवं पद्यासनकी 


इस अकार आदि आमेन महातुराणमे “सं 
अध्याय पूण हुआ# १४८४ 


एक सौ 


'पूजाके मन्त्र हो जाते हैं। यथास सत्वाय नम; । 
अं अन्तरात्मने नम: ।' इत्यादि। इसौ तरह उषा, 
प्रभा, संध्या, साया, माया, बला, बिन्दु, विष्णु तथा 
आठ द्वारपालॉकी पूजा करे। इसके बाद गन्ध 
आदिले सूर्य, चण्ड और प्रचण्डका पूजन करे। इस 
प्रकार पूजा तथा जप, होम आदि केसे युद्ध 
आदिमें विजय प्रास होती है॥ ७-९॥ 

-विजवदाबक सूचकौ पूजाका वर्णन” श्रमका 


Po 


एक सौ उनचासवाँ अध्याय 


होमके प्रकार-भेद एवं 

भगवान्‌ महेश्वरने कहा-- देवि! होमसे युद 
विजय, राज्यप्राप्ति और विष्नॉंका विनाश होता 
है। पहले 'कृच्छुत्रत' करके देहशुद्धि करे। 


विविध फलोंका कथन 


तदनन्तर सौ प्राणायाम करके शरीरका शोधन 
करे। फिर जलके भीतर गायत्री-जप करके 


सोलह बार प्राणायाम करे। पूर्वाहकालमें अग्निमें 


आहुति समर्पित करे। भिक्षाद्वारा प्राप्त यवनिर्मित 
, फल, मूल, दुग्ध, सत्तू और घूतका 
आहार यज्ञकालमें विहित है॥ १-३४ 
पार्वति! लक्ष-होमकी समाति-पर्यत्त एक 
समय भोजन करे। लक्ष-होमकी 
पश्चात्‌ गौ, वस्त्र एवं सुवर्णकी दक्षिणा दे। सभी 
प्रकारके उत्पातोंके प्रकट होनेपर पाँच या दस 
ऋत्विजे पूर्वोक्त यज्ञ करावे। इस लोकमें ऐसा 
कोई उत्पात नहीं है, जो इससे शान्त न हो जाय। 
इससे बढ़कर परम मङ्गलकारक कोई वस्तु नहीं 
है। जो नरेश पूरो विधिसे ऋत्वा कोटि- 
होम कराता है, युद्ध उसके सम्मुख शत्रु कभी 
नहीं ठहर सकते हैं। उसके राज्यमें अति 


ज्हणोंका वरण करे। इससे यजमान इच्छानुकूल 
'चन-वैभवकी प्राप्ति करता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय 


अथवा वैश्य इस कोटिहोमात्मक यज्ञका अनुष्ठान 
करता है, वह जिस पदार्थकी इच्छा 
करता है, उसको प्राप्त करता है। वह सशरीर 
स्वर्गलोकको जाता है ॥४-९५,॥ 
गावत्री-मन्त्र, ग्रह-सम्बन्धी मन्त्र, कृष्पाण्ड- 
मन्त्र, जातवेदा-अग्नि-सम्बन्धी अथवा ऐन्द्र, 
वारुण, वायव्य, याम्य, आग्नेय, वैष्णव, शाक्त, 
शैव एवं सूर्यदेवता-सम्बन्धी मन्त्रोसे होम-पूजन 
आदिका विधान है। अयुत-होमसे अल्प सिद्धि 
होती है। लक्ष-होम सम्पूर्ण दु:खोंको दूर करनेवाला 
है। कोटि-होम समस्त क्लेशॉका नाश करनेवाला 
और सम्पूर्ण पदाथॉको प्रदान करनेवाला है। यव, 
न्य, तिल, दुग्ध, घृत, कुश, प्रसातिका (छोटे 
दानेका चावल), कमल, खस, बेल और आप्रपत्र 
होमके योग्य माने गये हैं। कोटि-होममें आठ 
हाथ और सक्ष-होममें चार हाथ गहरा कुण्ड 
चनावे। अयुत-होम, लक्ष-होम और कोटि- 
होमं भृतका हवन करना चाहिये॥ १०॥ 


उस प्रकार आदि आण्ोक महापुराणमे “बुद्धजयर्णकके अन्तर्गत अवुत-लकष-कोटिहोम" 


जामक एक सौ उतषासवाँ 


अध्याय पूरा हुआ॥ १४९॥ 


~ 


एक सौ पचासवाँ अध्याय 
मन्वन्तरोंका 


अग्निदेव कहते हैं--अब मैं मत्वन्तरोंका 
वर्णन करूगा। सबसे प्रथम स्वायम्भुव मनु हुए 
हैं। उनके आस्नीध्र आदि पुत्र थे। स्वायम्भुव 
भन्वन्तरमें यम नामक देवता, और्व आदि सहर्षि 
तथा शतक्रतु इर थे। दूसरे मन्वन्तरका नाम था-- 
स्वारोचिष; उसमें पारावत और तुषित नामधारी 
देवता थे। सवरोचिष मनुके चैत्र और किम्पुरुष 
आदि पुत्र थे। उस समय विपश्चित्‌ नामक इत्र 
तथा उर्जस्वन्त आदि द्विज (ससरि) थे। तीसरे 
मनुका नाम उत्तम हुआ; उनके पुत्र अज आदि थे। 
उनके समयमे सुशान्ति नामक इन्द्र, सुधामा आदि 
देवता तथा बसिष्ठके पुत्र सि थे। चौथे मनु 


वर्णन 
तामस नामसे विख्यात हुए; उस समय स्वरूप 
आदि देवता, शिखरी इन्द्र, ज्योतिहाँम आदि 
ज्राहाण (सतर्षि) थे तथा उनके ख्याति आदि नौ 
पुत्र हुए॥ १-५॥ 

इवत नामक पांचवें मन्वन्तरे वितथ इन्द्र, 
अमिताभ देवता, हिरण्यरोमा आदि मुनि तथा 
'बलबन्ध आदि पुत्र थे। छठे चाक्षुष मन्वन्तरमेँ 
मनोजव नामक इन्द्र और स्वाति आदि देवता थे। 
सुमेधा आदि महर्षि और पुरु आदि मतु-पुत्र थे। 
तत्पश्चात्‌ सातवें मन्वन्तरमे सत इदेव मनु 
हुए। इनके समयमें आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि 
देवता; पुरन्दर नामक इन्द्र; वसिषठ, काश्यप, अत्र, 


३१६ 


७ अस्तिपुराण« 


जमीन, गौतम, विश्वामित्र तथा भदा स हैं। 
यह वर्तमान मन्वन्तरका वर्षन है। वैवस्वत मनुके 
इक्वाकु आदि पुत्र थे। इन सभी मन्वन्तर 
भगवान्‌ श्रीहरिके अंशावतार हुए हैं। स्वायम्भुव 
मन्वन्तर भगवान्‌ “मानस' के नामस प्रकट हुए 
थे। तदनन्तर शेष छः मनवते क्रमशः अजित, 
सत्य, हरि, देववर, वैकुण्ठ और यामन रूपम | 
श्रीहरिका प्रादुर्भाव हुआ। छायाके गर्भसे उत्फा 
सुर्यनन्दन सावर्णि आठवें मनु होगे॥ ६-११॥ 
चे अपने पूर्वज (ज्ये्ठ राता) श्राद्देवके समान 
वर्णवाले हैं, इसलिये 'सावर्णि' नामसे विख्यात 
होंगे। उनके समयमे सुतपा आदि देवता, परम 
तेजस्वी अश्वत्थामा आदि सषि, बलि इन्र और 
'विरज आदि मतपत्र होंग। वें मनुका नाम दक्षसावर्णि 
होगा। उस समय पार आदि देवता होंगे। उन 
देवताऑकि इनकी 'अद्धुत' संजा होगी। उनके 
समयमे सथन आदि श्रेष्ठ ग्राहाण सि होंगे और 
*धृतकेतु' आदि मनुपुत्र। तत्पक्षात्‌ दसवें मनु 
रहमसावर्णिके नामसे प्रसिद्ध होंगे। उस समय 
सुख आदि देवगण, शान्ति इन्द्र, हविष्य आदि 
मुनि तथा सुके आदि मतुप होंगे॥ १२-१५॥ 
तदनन्तर धर्मसावर्णि नामक ग्यारहवेँ मनुका 
अधिकार होगा। उस समय विहङ्ग 
गण इन्र, निश्वर आदि मुनि तथा सर्वत्रग आदि 
अनुपुग्रहोगे। इसके बाद बारहवें मनु रुद्सावर्णिके 
जामसे विख्यात होंगे। उनके समयमें ऋतधामा 
नामक इन्द्र और हरित आदि देवता होंगे। तपस्य 
आदि सपि और देवबान्‌ आदि मनुपुत्र होंगे। 
तेरहवें मनुका नाम होगा रौच्य। उस समय 
सूत्रा्मणि आदि देवता तथा दिवस्पति इन्र होंगे 
जो दानव-दैत्य आदिका मर्दैन करनेवाले होंगे। 
रौच्य मन्नत निर्मोह आदि सपर्षि तथा चित्रसेन 
आदि मनुपुत्र होंगे। चौदहवें मनु भौत्यके नमसे 


सिद्ध होंगे। उनके समयमें शुचि इन्द्र, चाक्षुष 
आदि देवता तथा अग्निबाहु आदि समर्षि होंगे। 
ौदहवें मनुके पुत्र ऊरु आदिके नामसे विख्यात 
होंगे॥ १६--२०३॥ 

सक्षि ट्विजगण भूमण्डलपर वेदोका प्रचार 
करते हैं, देवगण यज्ञ-भागके भोक्ता होते हैं तथा 
नुपुत्र इस पृथ्वीका पालन करते हैं। व्रहान्‌! 
ग्ह्मके एक दिनमें चौदह मनु होते हैं। मनु, 
देवता तथा इन्द्र आदि भी उतनी हो वार होते हैं। 
प्रत्येक ट्वापरके अन्तमं व्यासरूपधारी श्रीहरि 
वेदका विभाग करते हैं। आदि वेद एक ही था, 
जिसमें चार चरण और एक लाख ऋचाएँ थीं। 
हले एक हौ यजुर्वेद था, उसे मुनिवर व्यासजीने 
चार भागोंमें विभक्त कर दिया। उन्होंने अध्वयुंका 
काम यजुर्भासे, होताका कार्य ऋवेदकी ऋचाओंसे, 
उद्गाताका कर्म साम-मन्तरंसे तथा ब्रह्माका कार्य 
अधर्ववेदके मनसे होना निश्चित किया। व्यासके 
प्रथम शिष्य पैल थे, जो ऋग्वेदके पारंगत पण्डित 
हुए॥ २१-२५॥ 

छे प्रमति और थाष्कलको संहिता प्रदान 
की। बाष्कलने भी बौध्य आदिको चार भागोंमें 
विभक्त अपनो संहिता दी। व्यासजीके शिष्य परम 
बुद्धिमान्‌ वैश्पायनने यजुर्वेदरूप वृक्षको सत्ताईस 
ज्ाखाएँ निर्माण कीं। काण्व और वाजसनेय आदि 
शाखाओंको याजवल्क्य आदिने सम्पादित किया 
है। व्यास-शिष्य जैमिनिने सामवेदरूपी वृक्षकी 
शाखाएँ बनायीं। फिर सुमन्तु और सुकर्मने एक- 
एक संहिता रची। सुकमनि अपने गुरुसे एक हजार 
संहिताओंको ग्रहण किया। व्यास-शिष्य सुमनतुने 
अधर्ववेदकी भी एक शाखा बनायी तथा उन्होंने 
चैप्पल आदि अपने सहसों शिष्योंकों उसका 
अध्ययन कराया। भगवान्‌ व्यासदेवजीको कृपासे 
सूते पुराण-संहिताका विस्तार किया ॥ २६-३९॥ 


इस प्रकार आदि आणतेय महापुराणमे “मन्या वर्णन” नामक 
एक साँ पसवो अध्याय पूरा हुआ# १५०७ 
Sen 


4 अध्याय १५१० 


३९७ 


साम 


हन 


एक सौ इक्यावनवाँ अध्याय 
वर्ण और आश्रमके सामान्य धर्म, वर्णों तथा विलोमज जातियोंके विशेष धर्म 


अग्निदेव कहते हैं--मतु आदि राजि जिन 
धर्मोका अनुष्ठान करके भोग और मोक प्रात कर 
चुके हैं, उनका वरुण देवताने पुष्करको उपदेश 
किया था और पुष्करले श्रोपरशुयमजजीसे उनका. 
वर्णन किया था॥१॥ 

चुष्करने कहा-- परशुरामजी! मै वर्न आश्रम 
तथा इनसे भित्र धमका आपसे वर्णन करूँगा। वे 
धर्म संब कामनाओको देनेवाले हैं। मनु आदि 
भमतमोओनिं भी उनकी उपदेश किया है तथा वे 
भगवान्‌ वासुदेव आदिको संतोष प्रदान करनेवाले 
ह्र! अहिंसा; सत्व- भाषण; दया; सम्पूर्ण 
प्राणियॉपर अनुग्रह, तौधोंका अनुसरण, दान, 
हाच मत्सरताका अभाव, देवता, गुरु और 
जहाणकी' सेवा, सब धमाका श्रवण; पितरोंका 
पूजन; मनुष्योकि स्वामी श्रोभगवानमें सदा भक्ति 
रखना, उत्तम शास्त्रॉका अवलोकन करना, कूसाका 
अभाव, सहनशीलता तथा आस्तिकता (ईश्वर 
और परलोकपर विश्वास रखना)--ये वर्ण और 
आश्रम दोनोंके लिये “सामान्य धर्म' बताये गये 
हैं। जो इसके विपरीत है, बही ! अधर्म” है [स 
करना और कराता, दान, देना, द, पढ़ानेका 
कार्य करना, उत्तम प्रतिग्रह लेना तथा स्वाध्याय 
'करना--ये ब्राह्मणके कर्म हैं। दान देना, वेदाँका 
अध्ययन करना और विधिपूर्वक यजातुष्ठान 
करलो--ये क्षत्रिय और वैश्यके सामान्य कर्म हैं। 
पराको पालने करना और दुष्टोको दण्ड देता- 
ये क्षत्रियके विशेष धर्म हैं। खेती, गोरक्षा और 
व्यापार “ये चैश्येके विशेष कर्म बताये गये हैं 
जाण, कत्रिय और वैश्य--इन ढ़िजॉकी सेवा 
तथा सब प्रकारकी शिल्प-रचना-यै सूक 
कर्म हैं॥२-९॥ 

सौजी-बन्धन (यज्ञोपवीत-संस्कार) नेसे 


ब्राह्मण, क्षज्रिय और वैश्य-बालकका द्वितीय 
जन्म होता है; इसलिये वे 'द्विज' कहलाते हैं। 
दि अनुलोम-क्रमसे बोको उत्पत्ति हो तो 
मळे समान बालककी जाति मानी गयी है॥ १०॥ 

विलोम-क्रमसे अर्थात्‌ शूदके वीर्यसे उत्पन्न 
हुआ ब्राहाणीका पुत्र 'चाण्डाल' कहलाता है, 
यके वीर्यसे उत्पन्न होनेवाला ज्राहाणीका पुत्र 
“सूत' कहा गया है और वैश्यके वीयसे उत्पन्न 
होनेपर उसकी “लैदेहक' संज्ञा होती है। क्षत्रिय 
जातिकी स्त्रीके पेटसे शुके द्वार उत्पन्न हुआ 
'बिलोमज पुत्र 'पुकस' कहलाता है। वैश्य और 
शुके वीर्ये उत्पन्न होनेपर क्षत्रियाके पुत्रकी 
क्रमशः “मागध' और 'अयोगव'- संज्ञा होती 
है। वैश्य जातिकी त्रके गर्भसे श एवं विलोमज 
जातियोंड्वारा उत्फा विलोमज संतानोंके हजार 
भेद हैं। इन सबका परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध 
समान जातिवालोके साथ हौ होना चाहिये; 
अपनेसे ऊँचौ और नौचौ जातिके लोगोके साथ 
नहीं॥११--१३॥ 

धके: योर परणियॉका वध करना-यह 
चाण्डालका कर्म बताया गया है। सत्यक 
उपयोगे आनेवाली वस्तुओंके निर्माणसे जीविका 
चलाना तथा स्त्रियोंकी रक्षा करना--यह 'चैदेहक' 
का कार्य है। सतक कार्य है--घोड़ोंका सारथिपना, 
*पुक्कस' व्याध-वृततिसे रहते हैं तथा “मांगध' का 
कार्य है--स्तुति करना, प्रशंसाके गीत गाना। 
*अवोगव'का कर्म है--रक्नभूमियें उतरना और 
शिल्पके द्वारा जीविका चलाना। "चाण्डालं की 
गावके बाहर रहना और मुदे उतारे हुए वस्त्रको 
धारण करना चाहिये। चाण्डालको दूसरे वर्णके 
'लोगोँका स्पर्श नहीं करना चाहिये। ब्राहाणो तथा 
जौको रक्षाके लिये प्राण त्यागना अथवा स्त्रियों 


एवं बालकॉंकी रक्षके लिये देइ-त्याग करना 
बर्ण-बाहा चाण्डाल आदि जातियोंकी सिद्धिका 
(उनकी आध्यात्मिक उन्नति)-का कारण माना 
कस प्रकार आहि आध्नेक महायुराजमों 'करमातिर-धरमोफा व्व” नामक 

एक सॉ इवाव अध्याय पूण हुआ १4१४ 


enn 
एक सौ बावनवाँ 


गृहस्थकी 

पुष्कर कहते हैं--परशुरामजी ! ब्राह्मण अपने 
शास्त्रत कर्मसे हौ जीविका चलावे; क्षत्रिय, वैश्य 
तथा शूक धर्मले जीवन- निर्वाह न करे। आपत्तिकालमें 
क्षत्रिय और वैश्यकी वृत्ति ग्रहण कर ले; किंतु 
शुद्र-वृत्तिसे कभी गुजारा न करे। हिज खेती, 
व्यापार, गोपालन तथा कुसीद (सूद लेना)--इन 
चृत्तियॉंका अनुष्ठान करे; परंतु वह गोरस, गुड़, 
नमक, लाक्षा और मांस न बेचे। किसान लोग 
धरतीकों कोड्ने-जतनेके द्वारा जो कौड़े और 


चौंटी आदिकी हत्या कर डालते हैं और सोहनीके | 


जया है। वर्णसंकर व्यक्तियोंकी जाति उनके 
'पिता-माता तथा जातिसिद्ध कर्मोंस जाननी 
चाहिये॥ १४--१८॥ 


नवाँ अध्याय 
जीविका 
हारा जो पौधोंको नष्ट कर डालते हैं, उससे यज्ञ 
और देवपूजा करके मुक्त होते हैं॥ १-३॥ 
आठ बैलॉका हल धर्मानुकूल माना गया है। 
जीविका चलानेवालॉका हल छः बैलॉका, निर्दयी 
हत्यारोंका हल चार बैलॉका तथा धर्मका नाश 
करनेवाले भनुष्योंका हल दो बैलॉका माना 
गया है। ब्राह्मण ऋत' और अमृतसे' अथवा मृत 
और प्रमृतसे' या सत्यातृत' वृत्तिसे जीविका 
चलावे। श्वान-बृत्तिसें' कभी जीयन-निर्वाह न 
करे॥४-५॥ 


जस अकार आदि आण सहाजुराणमे 'गृहस्थ-अविकाका वर्षण' तमक 
एक सौ कवक अध्याय पूरा हुआ# १५२० 


ee 
एक सौ तिरपनवाँ अध्याय 
संस्कारोंका वर्णन और ब्रहाचारीके धर्म 


पुष्कर कहते हैं--परशुरामजी! आब मैं आश्रमी 
पुरुषोंके धर्मका वर्णन करूँगा; सुनो! यह भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। स्त्रियोंके ऋतुधर्मकी 
सोलह रात्रियाँ होती हैं, उनमें पहलेको तीन राते 
निन्दित हैं। शेष रातोमें जो युस्म अर्थात्‌ चौथी, 


समागम करे। यह “गर्धाधान-संस्कार' कहलाता 
है। “गर्भ' रह गया--इस बातका स्पषटरूपसे ज्ञान 
हो जानेपर गर्भस्थ शिशुके हिलने-डुलनेसे पहले 
ही 'पुंसवन-संस्कार' होता है। तत्पश्चात्‌ छठे या 
आठवें मासमे 'सीमन्तोत्रयन' किया जाता है। 


छठी, आठवीं. और दसवीं आदि रात्रियाँ हैं, | उस दिन पुँल्लिङ्ग नामवाले नक्षत्रका होना शुभ 
उनमें ही पुत्रकी इच्छा रखनेवाला पुरुष स्त्री- | है। बालकका जन्म होनेपर नाल काटनेके पहले 
३, खेत कट जेप बाल मना अचा अनानके एक-एक दनको चुन-चुनकर लाला औ उससे जीधिका चलाता पक 


'काहलाका है। २. विसे जो कुछ मिल व्यद वह 'अमृत' $। ३. मागी हुई भजो "मूत' कहते है। <. खेतीका नाम त है। 
५ व्यापारको " सत्यातत' कहते हैं। ६. नौका कम ' डल-कूि' है। 


करना चाहिये। सूतक निवृत्त होनेपर 'नामकरण- 
संस्कार' का विधान है। ब्राह्मणके नामके अन्तमं 
“शर्मा” और क्षत्रियके नामके अन्तमें 'वर्मा' होना 
चाहिये। वैश्य और शूदके नामोके अन्तमें 
क्रमशः 'गुस' और 'दास' पदका होना उत्तम 
माना गया है। उक्त संस्कारके समय पत्नी 
स्वामीकी गोदमें पुत्रको दे और कहे-'यह 
आपका पुत्र है'॥ १--५॥ 

फिर कुलाचारके अनुरूप “चूडाकरण' करे। 
ब्राह्मण-बालकका ' उपनयन-संस्कार' गर्भ अथवा 
जन्मसे आठवे वर्षमें होना चाहिये। गर्भसे ग्यारहवें 
वर्षमे क्षत्रिय बालकका तथा गर्भसे बारहवें वर्षमे 
वैश्य-बालकका उपनयन करना चाहिये। ब्राह्मण- 
बालकका उपनयन सोलहवें, कषत्रिय-बालकका 
'बईसवें और वैश्य-यालकका चौबीसवें वर्षसे 
आगे नहीं जाना चाहिये। तीनों वर्णोके लिये 
क्रमशः मून, पत्यद्चा तथा वल्कलकी मेखला 
'बतायी गयी है। इसी प्रकार तीनों वर्णोके 
ब्रहमचारियोके लिये क्रमशः मृग, व्यात्र तथा 
'बकरेके चर्म और पलाश, पीपल तथा बेलके 
दण्ड धारण करने योग्य बताये गये हैं। ब्राह्मणका 
दण्ड उसके केशतक, क्षत्रियका ललाटतक और 
वैश्यका मुखतक लंबा होना चाहिये। इस प्रकार 
क्रमशः दण्डॉकी लंबाई बतायी गयी है। ये दण्ड 
रैढे-मेढ़े न हों। इनके छिलके मौजूद हों तथा ये 
(आगमे जलाये न गये हों॥६--९४ 

'उक्त तीनों बर्णोके लिये वस्त्र और यज्ञोपवीत 
क्रमशः कपास (रुई), रेशम तथा ऊनके होने 
चाहिये। ब्राहमण ब्रह्मचारी भिक्षा माँगते समय 
वाक्यके आदिमे 'भवत्‌' शब्दका प्रयोग करे। 


[जैसे माताके पास जाकर कहे भवति 
भिक्षा मे देहि मात: ।' पूज्य माताजी! मुझे भिक्षा 
दें] इसी प्रकार क्षत्रिय ्रहाचारी वाक्यके मध्यम 
तथा वैश्य ब्रह्मचारी वाक्यके अन्तमं ' भवत्‌' 
शब्दका प्रयोग करे। (यथा -क्षत्रिय-भिक्षां 
भवति मे देहि। वैश्य -भिक्षां मे देहि भवति।) 
पहले वहाँ भिक्षा माँगे, जहाँ भिक्षा अवश्य प्रात 
होनेको सम्भावना हो। स्त्रियोके अन्य सभी 
संस्कार बिना मन्त्रके होने चाहिये; केवल,विवाह- 
संस्कार ही मन्तरोच्ारणपूर्वक होता है। गुरुको 
चाहिये कि वह शिष्यका उपनयन (यज्ञोपवीत) 
संस्कार करके पहले शौचाचार, सदाचार, अम्तिहोत़ 
तथा संध्योपासनाकी शिक्षा दे॥१०-१२॥ 

जो पूर्वकी ओर मुँह करके भोजन करता है, 
वह आयुष्य भोगता है, दक्षिणकी ओर मुँह करके 
खानेवाला यशका, पश्चिमाधिमुख होकर भोजन 
करनेवाला सकी (धन)-का तथा उत्तकी ओर 
मुँह करके अन्न ग्रहण करनेवाला पुरुष सत्यका 
उपभोग करता है। ब्रहाचारी प्रतिदिन सायंकाल 
और प्रातःकाल अग्निहोत्र करे। अपवित्र वस्तुका 
होम निषिद्ध है। होमके समय हाथकी न लियॉको 
परसपर सटाये रहे। मधु, मांस, साथ 
विवाद, गाना और नाचना आदि छोड़ दे। हिंसा, 
पणय निन्दा तथा विशेषतः अश्लील-चर्चा (गाली- 
गलौज आदि)-का त्याग करे । दण्ड आदि 
धारण किये रहे। यदि वह टूट जाय तो जलमें 
उसका विसर्जन कर दे और नवीन दण्ड धारण 
करे। वेदोंका अध्ययन पूरा करके गुरुको दक्षिणा 
देनेके पश्चात्‌ व्रतान्त-स्तान करे; अथवा नैष्ठिक 
हारी होकर जीवनभर गुरुकुलमें ही निवास 
करता रहे॥ १३-१६॥ 


इस प्रकार आदि आते महुरं 'अहरचयाक्स- वर्षात मक 
एक लौ तिरपतकाँ अध्याय पूरा हुआ# १५३७ 
re 


एक सौ चौवनवाँ अध्याय 
विवाहविषयक बातें 


पुष्कर कहते हैं-- परशुरामजो ! ब्राह्मण अपनी 
'कामनाके अनुसार चारों व्णोकी कन्याओंसे 
विवाह कर सकता है, क्षत्रिय तीनसे, वैश्य दोसे 
तथा शूद एक ही स्त्रीसै विवाहका अधिकारी है। 
जो अपने समान वर्णकी न हो, ऐसी स्त्रीके साथ 
किसी भी धार्मिक कृत्यका अनुष्ठान नहीं करना 
चाहिये। अपने समान वर्णको कन्याओसे विवाह 
करते समय पतिको उनका हाथ पकड़ना चाहिये। 
यदि क्षश्रिय-कन्याका विवाह व्राहाणसे होता हो 
तो बह ब्राह्मणके हाथमें हाथ ने देकर उसके द्वार 
पके हुए बाणका अग्रभाग अपने हायसे पकडे। 
इसी प्रकार वैश्य-कन्या यदि ब्राह्मण अथवा 
क्षत्रियसे च्याही जाती हो तो वह दरके हाथमें 
रखा हुआ चाबुक पकड़े और शूद्र-कन्या स्तरका 
होर ग्रहण करे। एक ही बार कन्यका दान देना 
चाहिये। जो उसका अपहरंण करता है, वह 
चोरके समान दण्ड पानेका अधिकारी है॥ १-३४ 

जो संतान बेचनेमें आसत हो जाता है, 
उसका पापसे कभी उद्धार नहीं होता। कन्यादान, 
शचीयोग (शचीकी पूजा), विवाह और 
चतुर्धीकर्म-इन चार कोका नाम “विवाह” है। 
(मनोनीत) पतिके लापता होने, मरने तथा 
संतयासी, नपुंसक और पतित होनेपर-इन पाँच 
प्रकारको आपत्तियोकि समय (वाग्दता) स्तरयोके 
लिये दूसरा पति केका विधान है। पतिके 
मरनेपर देवरको कन्या देनी चाहिये। बह न हो 
तो किसी दूसरेको इच्छानुसार देनी चाहिये। वर 
अथवा कन्याका वरण केके लिये तीन पूर्वा, 


कृत्तिका, स्वाती, तीनों उत्तरा और रोहिणी-ये | सथानमें 


नक्षत्र सदा शुभ माने गये हैं ॥४-७॥ 
परशुराम! अपने समान गोत्र तथा समान 
वरम उत्पन्न हुई कन्याका वरण न करे। पितासे 


ऊपरकी सात पौढ्योँके पहले तथा मातासे पाँच 
चीढ़ियोंके बादकी ही परस्पा उसका जन्म 
होना चाहिये। उत्तम कुल तथा अच्छे स्वभावके 
सदाचारी वरको घरपर बुलाकर उसे कन्याका 
दान देना “ब्राह्मविवाह' कहलाता है । उससे उत्पन्न 
हुआ बालक उक्त कन्यादानजनित पुण्ये प्रभावसे 
अपने पूर्वजॉका सदाके लिये उद्धार कर देता है। 
बरसे एक गाय और एक बैल लेकर जो 
कन्यादान किया जाता है, उसे 'आर्घ-विवाह' 
कहते हैं। जब किसीके माँगनेपर उसे कन्या दी 
जाती है तो वह 'प्राजापत्य-विवाह' कहलाता 
है; इससे धर्मकी सिद्धि होती है। कीमत लेकर 
कन्या देना 'आसुर-विवाह' है; यह नीच 
श्रेणीका कृत्य है। वर और कन्या जब स्वेच्छापूर्वक 
'एक-दूसरेको स्वीकार करते हैं तो उसे 'गान्धर्व- 
विवाह" कहते हैं। युद्धेके द्वारा कन्याके हर 
लेनेसे 'राक्षस-विवाह” कहलाता है तथा कन्याको 
धोखा देकर उड़ा लेना 'पैशाच-विवाह' माना 
गया है ॥। ८-११॥ 

विवाहके दिन कुम्हारकी मिट्टौसे शचीकी 
प्रतिमा बनाये और जलाशयके तटपर उसकी 
गाजे-बाजेके साथ पूजा कराकर कन्याको घर ले 
जाना चाहिये। आषाढ्से कार्तिकतक, जब भगवान्‌ 
विष्णु शयन करते हों, विवाह नहीं करना 
चाहिये। पौष और चैत्रमासमें भी विवाह निषिद्ध 
है। मङ्गलके दिन तथा रिकता एवं भद्रा तिथियोंमें 
भी विवाह मना है। जब बृहस्पति और शुक्र 
अस्त हों, चनद्रमापर ग्रहण लगनेवाला हो, लल- 
सूर्य, शनैश्वर तथा मङ्गल हाँ और 
व्यतीपात दोष आ पड़ा हो तो उस समय भी 
विवाह नहो करना चाहिये । मृगशिरा, मचा, स्वाती, 
हस्त, रोहिणी, तीनों उत्तर, मूल, अनुराधा तथा 


4 अब्याय १५५० 


रेवती --ये विवाहके नक्षत्र हँ॥१२--१५॥ 

पुरुषवाचो लग्न तथा उसका नवमांश शुभ 
होता है। लग्नसे तीसरे, छठे, दसवें, ग्यारहवें 
तथा आठवें स्थानें सूर्य, शनैधर और बुध हों 
तो शुभ है। आठवें स्थानमें मङ्गलका होना 
अशुभ है। शेष ग्रह सातवें, बारहवें तथा 
आठवें घरमे हों तो शुभकारक होते हैं। इनमे 


भी छठे स्थानका शुक्र उत्तम नहीं होता। चतुर्थी- 
कर्म भी वैवाहिक नक्षत्रमे ही करना चाहिये। 
उसमें लग्न तथा चौथे आदि स्थानम ग्रह न रहें 
तो उत्तम है। पर्वका दिन छोड़कर अन्य समवे 
हो स्वी-समागम करे। इससे सती (या शची) 
देवीके आशीवांदसे सदा प्रसन्नता प्राप्त होती 
है॥ १६-₹९॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे 'विवाहभेद-कथत्” नामक 
एक सँ चाँचनकाँ अध्याय पूरा हुआ# १५४॥ 
ree 
एक सौ पचपनवाँ अध्याय 
आचारका वर्णन 


देवताओंका स्मरण करे। दिनमै उत्तकी ओर 
सुख करके मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये, 
रतम दक्षिणाभिमुख होकर करना उचित है और 
दोनों संध्याओमे दिनकी ही भोति उतराधिमुख 
होकर मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये। मार्ग 
आदिपर, जलमें तथा गलीमें भी कभी मलादिका 
त्याग न करे। सदा तिनकोंसे पृथ्वोको ढककर 
उसके ऊपर मल-त्याग करे। मिट्टौसे हाच-पैर 
आदिकी भलीभौँति शुद्धि करके, क्ता केके 
पश्चात्‌, दन्तधावन करे। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, 
क्रियाङ्ग, मलकर्षण तथा: क्रिया-स्तान--ये छः 
कारके स्नान बताये गये हैं। जो स्नान नहीं 
करता, उसके सब कर्म निष्फल होते हैं; इसलिये 
प्रतिदिन प्रात:काल स्नान करना चाहिये॥ १--४॥ 

कुएँसे निकाले हुए जलकी अपेक्षा भूमिपर 
स्थित जल पवित्र होता है। उससे पवित्र झरनेका 
जल, उससे भी पवित्र सरोवरका जल तथा उससे 
भी पवित्र नदीका जल बताया जाता है। तीर्थका 
जल उससे भी पवित्र होता है और गङ्गाका जल 
तो सबसे पवित्र माना गया है। पहले जलाशयमें 


गोता लगाकर शरैरका मैल घो डाले। फिर 
(आचमन करके जलसे मार्जन करे। 'हिरण्यवर्णा:०' 
आदि तीन ऋचाएँ, 'शं नो देवीरभिष्टये०' (यजु० 
३६।१२) यह मन्त्र, आपो हि षठा०' (यजु? 
३६। १४-१६) आदि तीन ऋचाएँ तथा 
“इदापः०' (यजु० ६।१७) यह मन्र-इन 
सबसे मार्जन किया जाता हैं। तत्पक्षात्‌ जलाशयमें 
डुबकी लगाकर जलके भीतर ही जप करे। उसमें 
अघमर्षण सूत अथवा “हुपदादिव०' (यजुः 
२०।२०) मन्त्र, या 'युङ्जते मनः०' (यजु० 
५।१४) आदि सूक्त अधवा “सहस्रश 
(यजुः अ० ३१) आदि पुरुष-सूक्तका जप करना 
चाहिये। विशेषतः गायत्रीका जप करना उचित 
है। अघमर्षणसूमें भाववृत्त देवता और अघमर्षण 
ऋषि हैं। उसका छन्द अनुहुप्‌ है। उसके द्वारा 
भाववृत्त (भक्तिपूर्वक वरण किये हुए) श्रीहरिका 
स्मरण होता है। तदनन्तर वस्त्र बदलकर भीगी 
धोती निचोडनेके पहले ही देवता और पितरोंका 
तर्पण करे॥५-११॥ 

फिर पुरुषसूर (यजु आ० ३१)-के द्वारा 
जलाञ्जलि दे। उसके बाद अगोत्र करे । ततश्‌ 
अपनी शक्तिके अनुसार दान देकर योगक्षेमकी 


३२२ 


ममम मससर 


सिद्धिके लिये परमेश्वकको शरण जाय। आसन, 
शय्या, सवारी, स्त्री, संतान और कमण्डलु -ये 
वस्तुएँ अपनी ही हों, तभी अपने लिये शुद्ध 
मानी गयी हैं; दूसरोकी उपर्युक्त वस्तुएँ अपने 
लिये शुद्ध नहीं होतों। राह चलते समय यदि 
सामनेसे कोई ऐसा पुरुष आ जाय, जो भारसे 
लदा हुआ कष्ट पा रहा हो, तो स्वयं हटकर उसे 
जानेके लिये मार्ग दे देना चाहिये। इसी प्रकार 
गर्भिणी स्त्री तथा गुरुजनॉको भी मार्ग देना 
चाहिये॥ १२-१४॥ 

उदय और अस्तके समय सूर्यकी ओर न 
देखे। जलमें भी उनके प्रतिबिम्बकी ओर दृष्टिपात 
न करे। नंगी स्त्री, कुआँ, हत्याके स्थान और 
पापियोंको न देखे। कपास (रुई), हड्डी, भस्म 
तथा घृणित वस्तुओंको न लाचे। दूसरेके अन्त:पुर 
और खजानाघरम प्रवेश न करे। दूसरेके दूतका 
काम न करे। टूटी-फूटी नाव, वृक्ष और पर्वतपर 
न चढ़े। अर्थ, गृह और शास्त्रोकि विषयमें 
कौतूहल रखे। ढेला फोड़ने, तिनके तोड़ने और 
नख चबानेवाला मनुष्य नष्ट हो जाता है। मुख 
आदि अङ्गॉको न बजावे। रातको दौपक लिये 
बिना कहाँ न जाय। दरवाजेके सिवा और किसी 
मार्गले घरें प्रवेश न करे। मुँहका रंग न बिगाड़े। 
किसीकी बांतचीतमें बाधा न डाले तथा अपने 
स्तरको दूसरेके यस्त्रसे न बदले। 'कल्याण हो, 
कल्याण हो'-यही बात मुँहसे निकाले; कभी 
'किसीके अनिष्ट होनेकी बात न कहे। पलाशके 
आसनको व्यवहारमें न लावे। देवता आदिकी 
छायासे हटकर चले ॥ १५--२०॥ 

दो पूज्य पुरुषोंके बीचसे होकर न निकले। 
जूठे मुँह रहकर तारा आदिकी ओर दृष्टि न डाले। 


दोनों हाथोंसे शरीर न खुजलाबे। किसी नदीपर 
'पहुँचनेके बाद देवता और पितरोंका तर्पण किये 
बिना उसे पार न करे। जलमें मल आदि न फेंके। 
जंग होकर न नहावे। योगक्षेमके लिये परमात्माकी 
शरणमे जाय। मालाको अपने हाथसे न हटाये। 
गदहे आदिकी धूलसे बचे। नौच पुरषॉको कष्टम 
देखकर कभी उनका उपहास न करे। उनके साथ 
अनुपयुक्त स्थानपर निवास न करे। वैध, राजा 
और नदीसे हीन देशमें न रहे। जहाँके स्वामी 
मलेच्छ, स्त्री तथा बहुत-सै मनुष्य हों, उस देशमें 
भी न निवास करे। रजस्वला आदि तथा पतितोकि 
साथ बात न करे। सदा भगवान्‌ विष्णुका स्मरण 
करे। मुँहके ढके बिना न जोरसे हसे, न जैभाई 
ले और न छीके ही॥२१-२५॥ 

विद्वान पुरुष स्वामीके तथा अपने अपमानकी 
आतको गुप्त रखे। इ्रियोंकि सर्वथा अनुकूल न 
चले-उन्हें अपने दशे किये रहे। मल-मूत्रक 
चेगको न रोके। परशुरामजी ! छोटे-से भी रोग या 
शुको उपेक्षा न करे। सड़क लौधकर आनेके 
द सदा आचमन करे। जल और आग्निको 
धारण न करे। कल्याणमय पूज्य पुरुषके प्रति 
कभी हुंकार न करे। पैरको पैसे न दयावे। 
प्रत्यक्ष या परोक्षमें किसीकी निन्दा न करे। वेद, 
शास्त्र, राजा, ऋषि और देवताकी निन्दा करना 
छोड़ दे। स्त्रियोके प्रति ईर्ष्या न रखे तथा उनका 
कभी विश्वास भी न करे। धर्मका श्रवण तथा 
दैवताओँसे प्रेम करे। प्रतिदिन धर्म आदिका 
अन करे। जन्म-नक्षत्रके दिन चन्द्रा, ब्राह्मण 
तथा देवता आदिकी पूजा करे । षष्ठी, अष्टमी और 
चतुर्दशीको तेल या उबटन न लगावे। घरसे दूर 
जाकर मल-ूत्रका त्याग करे। उत्तम पुरुषोंके 


एक नदीमें जाकर दूसरी नदीका नाम न ले।| साथ कभी वैर-विरोध न करे॥ २६--३१॥ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणं “आचारका वर्णन” नामका 
एक साँ एचए अध्याय पूरा हुआ# १५५॥ 
Serer 


= अध्याय १५६» 


एक सौ छप्पनवाँ अध्याय 
द्रव्यशुद्धि 


पुष्कर कहते हैं-- परशुरामजो ! अब द्रव्योंकी 
शुद्धि बतलाउँगा। मिट्टीका वर्तन पुनः पकानेसे 
शुद्ध होता है। कित मल-मूत्र आदिसे स्पर्श हो 
जानेपर वह पुनः पकानेसे भी शुद्ध हीं होता। 
सोनेका पात्र यदि अपवित्र वस्तुओँसे छू जाय तो 
जलसे धोनेपर पवित्र होता है। ताँबेका बर्तन 
खटाई और जलसे शुद्ध होता है। कॉसे 
और लोहेका बर्तन राखसे मलनेपर पवित्र होता 
है। मोती आदिकी शुद्धि केवल जलसे थोनेपर हो 
हो जाती है। जलसे उत्पन्न शङ्ख आदिके बने 
अर्तनोंकी, सब प्रकारके पत्थरके बने हुए पात्रकी 
तथा साग, एस्सी, फल एवं मूलको और बॉस 
आदिके दलॉसे बनी हुई वस्तुओंकी शुद्धि भी 
इसी प्रकार जलसे धोनेमातरसे हो जाती है। 
यज्ञकर्मपें यज्ञपात्रॉकी शुद्धि केबल दाहिने हाथसे 
कुशा मार्जन करलेपर हौ हो जाती है। घौ या 
तेलसे चिकने हुए पात्रोंकी शुद्धि गरम जलसे 
होती है। घरकी शुद्धि झाड़ने-बुहारने और 
'लीपनेसे होती है। शोधन और प्रोक्षण करने 
(सौंचने)-से वस्त्र शुद्ध होता है। रेहकी मिट्टी 
और जलसे उसका शोधन होता है। यदि बहुत- 
से वस्त्रॉकी ढेरी ही किसी अस्पृश्य वस्तुसे छू 
जाय तो उसपर जल छिड़क देनेमात्रसे उसकी 
शुद्धि मानी गयी है। काठके बने हुए पात्रोको 
शुद्धि काटकर छील देनेसे होती है॥ १-५॥ 

श्या आदि संहत वस्तुओंके उच्छिष्ट आदिसे 
दूषित होनप प्रोक्षण (साँचने) मानसे उनको 
शुद्धि होती है। घी-तेल आदिको शुद्धि दो कुश- 
पत्रॉसे उत्पवन करने (उछालने) मातरे हो जाती 
है। शब्या, आसन, सवारी, सूप, छकडा, पुआल 
और लकड़ीकी शुद्धि भी साँचनेसे ही जाननी 
चाहिये। सींग और दाँतकी बनी हुई वस्तुओंकी 


शुद्धि पीली सरसों पीसकर लगानेसे होती है। 
जारियल और चूँबी आदि फलनिर्मित पात्रोंको 
शुद्धि गोपुच्छके बालोद्वारा रगड़नेसे होती है। शङ्ख 
आदि हग पात्रोंकी शुद्धि सॉंगके समान ही 
चौली सरके लेसे होती है। गोंद, गुड, नमक, 
कुसुम्भके फूल, ऊन और कपासकी शुद्धि धूपर्म 
सुखानेसे होती है। नदीका जल सदा शुद 
रहता है। बाजारमे बेचनेके लिये फैलायी हुईं 
वस्तु भी सुद्ध मानी गयी है॥६-९॥ 

मौके मुँहको छोड़कर अन्य सभी अङ्ग शुद्ध 
हैं। घोड़े और बकरेके मुँह शुद्ध माने गये 
स्त्रियोंका मुख सदा शुद्ध है। दूध दुहनेके 
बछड़ोंका, पेड्से फल गिराते समय पक्षियोंका 
और शिकार खेलते समय कुत्तोंका मुँह भी शुद 
माना गया है। भोजन करने, धूकने, सोने, पानो 
पौने, नहाने, सड़कपर घूमने और वस्त्र पहननेके 
जाद अवश्य आचमन करना चाहिये। बिलाव 
घूमने-फिरनेसे ही शुद्ध होता है। रजस्वला स्त्री 
चौथे दिन शुद्ध होती है। ऋतुस्नाता स्त्री पाँचवें 
(दिन देवता और पितरोके सम्मिलित 
होने योग्य होती है। शौचके बाद पाँच बार 
गुदामें, दस बार बायें हाथमें, फिर सात बार दोनों 
हाथॉमें, एक बार लिङ्गम तथा पुनः दो-तीन बार 
हाथो मिट्टी लगाकर धोना चाहिये। यह गृहस्थे 
लिये शौचका विधान है। न्रह्मचारी, वानप्रस्थो 
और संन्यासियोके लिये गृहस्थकी अपेक्षा चौगुने 
शौचका विधान किया गया है॥१०-१४॥ 

उसके कपड़ोंकी शुद्धि बेलके फलके गूदेसे 
होती है। अर्थात्‌ उसे पानीमें घोलकर उसमें 
वस्त्रको डुबो दे और फिर साफ पानीसे घो दे। 
सी एवं सन आदिके सूतसे बने हुए कपडोँकी 
शुद्धिके लिय अर्थात्‌ उनमें लगे हुए तेल आदिके 


३२४ 


० अख्विपुराण+ 


दाणको छुड़ानेके लिये पीली सरक चूर्ण या 
'उबटनसे मिश्रित जलके द्वारा धोना चाहिये। मृगचर्म 
था मृगके रोमोंसे बने हुए, आसन आदिकी शुद्धि 


उसपर जलका छैँटा देने मात्रसे बतायी गयी है। 
फूलो और फलॉकी भी उनपर जल छिड़कने 
मत्से पूर्णत: शुद्धि हो जाती:है॥ १५०३६॥ 


इस कार आदि आग्तेय महापु "पर्य-शुदधिका वर्णन" नामक 
एक साँ कृप्पतयाँ अध्याय पूछ ङुआ॥ ११६४ 
पनि तला 
एक सौ सत्तावनवाँ अध्याय 
मरणाशौच तथा पिण्डदान एवं दाह-संस्कारकालिक कर्तव्यका कथन 


पुष्कर कहते हैं अब मै “प्रेतशुद्धि' तथा 
सूतिकाशृद्धि'का वर्णन करूँगा। सपिण्ड अर्थात्‌ 
मूल पुरुषकी सातवीं पीढ़ोतककी संतानोि मरणाशीच 
दस दिनतक रहता है। जननाशौच भी इतने ही 
दिनतक रहता है। परशुरामजी! यह ब्राह्मणोंके 
लिये अशौचकी बात बतलायौ गयी। क्षत्रिय 
बारह दिलोमें, वैश्य पंद्रह दिनोंमें तथा शूह् एक 
मासे शुद्ध होता हैं। यहाँ उस शूद्के लिये कहा 
गया है, जो अनुलोमज हो अर्थात्‌ जिसका जन्म 
उच्च जातीय अथवा सजातीय पितासे हुआ हो। 
स्वामीको ' अपने घरमें जितने दिनका अशौच 
लगता है, सेवकको भी उतने ही दिनॉका लगता 
है। क्षत्रिय, वैश्य तथा शोका भी जननाशौच दस 
दिनका ही होता है॥१--३॥ 

'परशुरामजी! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा श 
इसी क्रमसे शुद्ध होते हैं। (किसी-किसीके 
तमे) वैश्य तथा शुद्के जननाशौचकी निवृति 
पंद्रह दिनम होती है। यदि बालक दाँत निकलनेके 
पहले ही मर जाय तो उसके जननाशौचकी 
सद्य:शुद्धि मानी गयी है। दाँत निकलनेके बाद 
चूडाकरणसे पहलेतककी त्प एक रातका 
अशौच होता है, यज्ञोपजीतके पहलेतक तीन 
रातका 'तथा उसके बाद दस रातका अशौच 
ताया गया है। तन वर्षसे कमका शूद-बालक | 
यदि मृत्युको ग्रात हो तो पाँच दिनोकि बाद उसके 
अशौचकी निवृत्ति होती है। तीन वर्षके बाद मृत्यु 


होनेपर बारह दिन बाद शुद्धि होती हैं तथा छः 
वर्ष व्यतीत होनेके पश्चात्‌ उसके मरणको अशौच 
एक मासके बाद निवृत्त होता है। कन्याओंवें 
जिनका मुण्डन नहीं हुआ है, उनके मरणाशौँचकी 
शुद्धि एक रामे होनेवाली मानी गयी है और 
जिनका मुण्डन हो चुका है, उनकी मृत्यु होनेपर 
उनके बन्धु-बान्धव तीन दिन बाद शुद्ध 
होते हैं ॥४--८॥ 

जिन कन्याओँका विवाह हो चुंका है, उनेकी 
मृत्युका अशौच पिटृकुलको नहं प्रा होता। जो 
सिय पिताके घरमें संतानको जन्म देती हैं, उनके 
उस जननाशीचकी शुद्धि एक तमे होती है। 
किंतु स्वयं सूतिका दस रातं ही शुद्ध हौती है, 
इसके पहले नहीं। यदि विवाहित कन्या पतक 
घरें मृत्युको प्राप्त हो जाय तो उसके 'बन्धु- 
बानधव निश्चय ही तीन राते शुद्ध हों जातै हैं 
समान अशौचको पहले निवृत्त करना चाहिये 
और असमान अशौचको बादमें। ऐसा ही धर्मराजका 
वचन है। परदेशमें रहनेवाला पुरुष यदि अपने 
कुलयें किसीके जन्म या मरण होनेका समाचार 
सुने तो दस रातमें जितना समय शेष हो, उतने 
ही समयतक उसे अशौच लगता है। यदि-दस 
दिन व्यतीत होनेपर उसे उक्त समाचारका ज्ञान 
हो, तो वह तीन राततक अशौचयुक्त रहता है 
तथा यदि एक वर्ष व्यतीत होनेके बाद उपर्युक्त 
बातोंकी जानकारी हो तो केवल स्नानमात्रसे 


शुद्धि हो जाती है। नाना और आचार्यके मरनेपर 
भी तीन राततक अशौच रहता है॥ ९--१४॥ 

परशुरामजी! यदि स्त्रीका गर्भ गिर जाय तो 
जितने मासका गर्भ गिरा हो, उतनी राते बीतनेपर 
उस स्त्रीकी शुद्धि होती है। सपिण्ड ब्राह्मण- 
कुमे मरणाशौच होनेपर उस कुलके सभी लोग 
सामान्यरूपसे दस दिनमेँ शुद्ध हो जाते हैं। क्षत्रिय 
बारह दिनमें, वैश्य पंद्रह दिनमें और शुद्र एक 
मासमें शुद्ध होते हैं। (प्रेत या पितरोंके आद्में 
उन्हें आसन देनेसे लेकर अर्घ्यदानतकके कर्म 
करके उनके पूजनके पश्चात्‌ जब परिवेषण होता 
है, तब सपात्रक कर्ममें वहाँ ब्राह्मण भोजन कराया 
जाता है। ये ब्राह्मण पितरोंके प्रतिनिधि होते हैं। 
अपात्रक कर्ममें ब्राह्मणोंका प्रत्यक्ष भोजन नहीं 
होता तो भी पितर सूक्ष्मरूपसे उस अन्नको ग्रहण 
करते हैं। उनके भोजनके बाद वह स्थान उच्छिष्ट 
समझा जाता है;) उस उच्छिष्टके निकट हौ वेदी 
अनाकर, उसका संस्कार करके, उसके ऊपर कुश 
बिछाकर उन कुशोपर ही पिण्ड निवेदन करे। 
उस समय एकाग्रचित्त हो, प्रेत अथवा पितरके 
नाम-गोत्रका उच्चारण करके ही उनके लिये 
पिण्ड अर्पित करे॥ १५--१७॥ 

जब ब्राह्मण लोग भोजन कर लें और धनसे 
उनका सत्कार या पूजन कर दिया जाय, तब 
जाम-गोत्रके उच्चारणपूर्वक उनके लिये अक्षत- 
जल छोड़े जायं। तदनन्तर चार अङ्गुल चौडा, 
उतना हौ गहरा तथा एक बित्तेका लंबा एक गडा 
खोदा जाय। परशुराम! वहाँ तीन “विकर्षु' (सूखे 
कँडोकि रखनेके स्थान) बनाये जायें और उनके 
समीप तीन जगह अग्नि प्रज्चलित कौ जाय। 
उनमें क्रमशः "सोमाय स्वाहा', वहे स्वाहा" 
तथा “यमाय स्वाहा" मन्त्र बोलकर सोम, अग्नि 
तथा यमके लिये संक्षेपसे चार-चार या तीन-तीन 
आहुतियाँ दे। सभी वेदियॉपर सम्यग्‌ विधिसे 


अध्याय १५७ 


आहुति देनो चाहिये। फिर वहाँ पहलेकी ही 
भति पृथक्‌-पृथक्‌ पिण्ड-दान करे॥ १८--२१॥ 

अन्न, दहो, मधु तथा उड्दसे पिण्डकी पूर्ति 
करनी चाहिये। यदि वर्षके भीतर अधिक मास 
हो जाव तो उसके लिये एक पिण्ड अधिक देना 
'चाहिये। अथवा बारहों मासके सारे मासिक श्राद्ध 
डादशाहके दिन ही पूरे कर दिये जवं। यदि 
वर्षके भीतर अधिक मासकी सम्भावना हो तो 
द्वादशाह श्राद्धके दिन ही उस अधिमासके निमित्त 
एक पिण्ड अधिक दे दिया जाय। संवत्सर पूर्ण 
हो जानेपर आको सामान्य श्रा्धकी ही भाति 
सम्पादित करे॥ २२-२४॥ 

सपिण्डीकरण श्राद्धमें प्रेतको अलग पिण्ड 
देकर बादमें उसीकी तीन पीढ़ियोंके पितरॉंकों 
तीन पिण्ड प्रदान कले चाहिये। इस तरह इन 
चारों पिण्डॉको बड़ी एकाग्रताके साथ आरपित 
करला चाहिये। भूगुतन्दत! पिण्डॉका पूजन और 
दान करके 'पृथिवी ते पात्रमु०', 'ये समाना:०' 
इत्यादि मनर पाठपूर्वक यथोचित कार्य सम्पादन 
करते हुए प्रेत-पिण्डके तीन दुकड़ोंको क्रमशः 
सिता, पितामह और प्रपितामहके पिण्डम जोड़ 
दे। इससे पहले इसी तरह प्रेतके अ््यपा्रका 
पिता आदिके अर्प्यपातरेमि मेलन करना चाहिये। 
पिण्डमेलत और पात्रमेलतका यह कर्म पृथक्‌- 
परक कला उचित है। शूहका यह कर्म 
मत्रतहित कसेका विधान है। सिका सपिण्डीकरण 
श्राद्ध भी उस समय इसी प्रकार (पूर्वोक्त रीतिसे) 
करना चाहिये॥ २५-२८॥ 

पिठरोंका श्राद्ध प्रतिवर्ष करना चाहिये; किंतु 
रेके लिये सोदक कुम्भदान एक वर्षतक करे। 
वर्षाकालमें गङ्गाजीकी सिकताधाराकी सम्भव है 
गणना हो जाय, किंतु अतीत पितरोंकी गणना 
कदापि सम्भव नहीं है। काल निरन्तर गतिशील 
है, उसमें कभी स्थिरता नहीं आती; इसलिये कर्म 


अवश्य करे। प्रेत पुरुष देवत्वको प्रास हुआ हो या 
यातनास्थान (नरक)-में पढ़ा हो, वह किये गये 
श्राद्धको वहाँ अवश्य पाता है। इसलिये मनुष्य 
प्रेते लिये अथवा अपने लिये शोक न करते हुए. 
ही उपकार (शराद्धादि कर्म) करे ॥ २९--३१॥ 

जो लोग पर्वतसे कूदकर, आगमें जलकर, 
गलेमें फाँसी लगाकर या पानौमें डूबकर मरते हैं, 
ऐसे आत्मघाती और पतित मतुष्योंके मरनेका 
अशौच नहीं लगता है। जो बिजलो गिरनेसे या 
युद्धमे अस्वोकि आघातसे मरते हैं, उनके लिये भी 
ही बात है। यति (संन्यासी), ब्रती, ब्रह्मचारी, 
राजा, कारीगर और यज्ञदीक्षित पुरुष तथा जो 
राजाकी आज्ञाका पालन कसेवाले हैं; ऐसे 
लोगॉको भी अशौच नहीं परात होता है। ये यदि 
प्रेतकी शवयाजामें गये हों तो भी स्तानमात्र कर 
लें। इतनेसे ही उनकी शुद्धि हो जाती है। मैथुन 
करनेपर और जलते हुए शवका धुआं लग जानेपर 
तत्काल. स्तानका विधान है। मरे हुए ब्राह्मणके 
शवको शुर किसी तरह भी न उठवाया जाय 
इसी तरह शूद्रके शवको भी ब्राह्मणद्वारा कदापि 
न उठवाये; क्योकि वैसा करनेपर दोनॉको ही 
दोष लगता है। अनाथ ब्राहाणके शवको दोकर 
अन्त्ेष्टिकरमके लिये ले जानेपर मनुष्य स्व्गलोकका 


आगी होता है॥३२-३५॥ 
अनाथ प्रेतका दाह केके लिये काष्ठ या 
लकड़ी देनेवाला मानव संग्राममें विजय पाता है। 
अने प्रेत-बन्धुको चितापर स्थापित एवं दगध कर 
उस चिताको अपसव्य परिक्रमा करके समस्त भाई- 
बनु सवस स्तान करें औ रेते निमत्त तीन-तीन 
बार जलाऊलि दें। घरके दस्वाजेपर जाकर पत्थरपर 
चेर रखकर (हाथ-पैर थो लें), आमे अकत 
छोड़े तथा नोमको पत्ती चबाकर घरके भीतर प्रवेश 
करें। वहाँ उस दित सबसे अलग पृथ्वीपर चराई 
आदि बिछाकर सोवें। जिस घरका शव जलाया 
गया हो, उस घरके लोग उस दिन खरीदकर 
मैंगावा हुआ या स्वत: प्राप्त हुआ आहार ग्रहण 
करें। दस दिनोतक प्रतिदिन एक-एकके हिसाबसे 
पिण्डदान करे। दसवें दिन एक पिण्ड देकर बाल 
बनाकर मनुष्य शुद्ध होता है। दसवें दिन विद्वान्‌ 
पु सरसों और तलका अनुले लगाकर जलाशयमे 
गोता लगाये और स्तानके पक्‌ दूसए नतन वस्व- 
धारण करे। जिस बालकके दाँत न निकले हो, 
उसके मेप या गर्भलाव होनेपर उसके लिये न 
तो दाह-संस्कार करे और न जलाङलि दे। शवदाहके 
पशात चौथे दिन अस्थिसंचय करे। अस्थिसंचयके 
पश्चात्‌ अङ्गस्पर्शका विधान है॥ ३६-४२॥ 


इस अकार आहि आस्लेय महापुराणयों “मरणाशीचका वि” नामक 
एक सौ सहावनवाँ अध्याय एश हुआ १५७० 


me 
एक सौ अदट्टावनवाँ अध्याय 
गर्भस्नाव आदि सम्बन्धी अशौच 
पुष्कर कहते हैं-- अब मैं मनु आदि महषियोके | महीनेपर गर्भस्खलन हो, उतनी ही रात्रिये द्वारा 
मतके अनुसार गर्भलाव-जनित अशौचका वर्णन | अथवा तीन रात्रियोके द्वार स्त्रयोकी शुद्धि होती 
करूगा। चौथे मासके स्राव तथा पाचवं, छठे | है*। सातवें माससे दस दिनका अशौच होता है। 
मासके गर्भपाततक यह नियम है कि जितने | (प्रथमसे तीसरे मासतकके गर्भलावमें ब्राहाणके 
पु स 7.९९) स ब 
मे गे तो क ज न ने लर गा श जिते मक र्ष हो, उतने 


लिये तीन राततक अशुद्धि रहती है ४) श्षत्रियके 
लिये चार रात्रि, वैश्यके लिये पाँच दिन तथा 
शुके लिये आठ दिनतक अशौचका समय है। 
सातवें माससे अधिक होनेपर सबके लिये बारह 
दिनॉकी अशुद्धि होती है। यह अशौच केवल 
स्त्रियोंके लिये कहा गया है। तात्पर्य यह कि 
माता हो इतने दिनॉतक अशुद्ध रहती है। पिताकी 
शुद्धि तो स्तानमात्रसे हो जाती है'॥ १-३॥ 
जो सपिण्ड पुरुष हैं, उन्हें छ: मासतक 
सद्य:-शौच (तत्काल-शुद्धि) रहता के 
लिये. स्तान भी आवश्यक नहीँ है। किंतु सातवें 
और आठवें मासके गर्भपातमें सपिण्ड पुरुषोंको 
भी त्रिरात्र अशौच लगता है। जितने समयमे दाँत 
निकलते हैं, उतने मासतक यदि बालककी मृत्यु 
हो जाय तो सपिण्ड पुरुषोंको तत्काल शुद्धि 
प्राप्त होती है। चूडाकरणके पहले मृत्यु होनेपर 
उन्हें एक रातका अशौच लगता है। यज्ञोपवोतके 
पूर्व बालकका देहावसान होनेपर सपिण्डोंको 
तीन राततक अशौच प्राप्त होता है। इसके बाद 
मृत्यु होनेपर सपिण्ड पुरुषोंको दस रातका 


ग्म होता है । जिसका चूडाकरण न हुआ हो, उस 
बालकको मृत्यु होनेपर भी माता-पिताको उतने 
ही दिनॉका अशौच प्रात होता है। तौन वर्षसे 
कमको आयुं ब्राह्मण-बालकको मृत्यु हो (और 
चूडाकरण न हुआ हो) तो सपिण्डोंकी शुद्धि एक 
राते होती है। ॥४-६॥ 

क्षत्रिय-बालकके भरनेपर उसके सपिण्डॉकी 
शुद्धि दो दिनपर, वैश्य-बालकके मरनेसे उसके 
सपिण्डोंकी तीन दिनपर और शूह-बालककी 
मृत्यु हो तो उसके सपिण्डॉको पाँच दिनपर शुद्ध 
होतो है। शू बालक यदि विवाहके पहले 
मृत्युको प्रात हो तो उसे बारह दिनका अशौच 
लगता है। जिस अवस्थामें ग्राहाणको तीन रातका 
अशौच देखा जाता है, उसीमें शके लिये बारह 
दिनका अशीच लगता है; क्त्रियके लिये छः दिन 
और वैश्यके लिये नौ दिनॉका अशौच लगता है। 
दो वर्षके जालकका अग्निर दाहसंस्कार नहीं 
होता। उसकी मृत्यु होनेपर उसे धरतीमे गाइ देना 
चाहिये। उसके लिये बान्धवोंकों उदक-क्रिया 
(जलाञ्जलि-दान) नहीं करनी चाहिये। अथवा 


अशौच लगता है। दाँत निकलनेके पूर्व बालककी | जिसका नामकरण हो गया हो या जिसके दाँत 
मृत्यु होनेपर माता-पिताको तीन रातका अशौच | निकल आये हों; उसका दाह-संस्कार तथा उसके 


[द जे बी कल रड के है। कलरको म त ब है और इसकी पि आणा 
त शोक सदू किक है- घा क गरो भे रदा म्म टिवी: शदे मिसे 
ससतिपनक उले करे ह पह कहा है कि “दे लको रधर होला है, बह 'साव' है और पच, छठे सास जो स 
सोत उपक; इसके कार प्र कहलाला है य-द भेम ठः पञ्हे अल ति 
याद । प्लान बात छा नरे उ स्ह शक का है। मान नि तक 
ही ला होता है; 

(६. 'अत कर हु जालुकमासच कस (हणन) उठे के आपसे अर्‌ साले मते सो पूर्णतवाशीच 
(दा था कांह दिन) सगत है लन के ऑर जो सव होला है, सको 'आचिससकव” कहा गया है; उसमें भरोचिका मत इस 
प्रकार हलु समसमत तले तर: । ले ह चै पकाहमे च। अहाहे त्‌ रहस्य द प्र 
लोक धान मूके अगर आ ग है क 

२, पे ये को मासं अनुसार और सि आति ठन दिका असच होता है । यह असाच केवल गधाको 
य बरे का गया है, जनसो सूतक को पूछ हो लक है इससे "महे वा सचिणडामा द्म यह 'हात- 
सिका वचन रन है. 

3. जुगामकृतयडाला दिको स्म (दु ५१६७) 


_निमित्त जलाकलि-दात करना चाहिये । उपनयनके 
पश्चात्‌ बालककी मृत्यु हो तो दस दिनका अशौच 
लगता है। जो प्रतिदिन अम्निहोत्र तथा तोनों 
वेदोंका स्वाध्याय करता है, ऐसा ब्राह्मण एक | 
दिनमै हो शुद्ध हो जाता है'। जो उससे होन और 
हीनतर है, अर्थात्‌ जो दो अथवा एक वेदका 
स्वाध्याय करनेवाला है, उसके लिये तीन एवं 
चार दिनमें शुद्ध होनेका विधान है। जो 
अझिलहोत्रकर्मसे रहित है, वह पाँच दिनमें शुद्ध 
होता है। जो केवल “ब्राह्मण” नामधारी है 
(वेदाध्ययन या अगोत्र नहीं करता), वह दस 
दिनमें शुद्ध होता है॥ ७-११॥ 

गुणवान्‌ ब्राह्मण सात दिनपर शुद्ध होता है, 
गुणवान्‌ क्षत्रिय नौ दिनमेँ, गुणवान्‌ वैश्य दस 
'दिनमें और गुणवान्‌ शूट बीस दिलमें शुद्ध होता 
है। साधारण ब्राह्मण दस दिनमें, साधारण क्षत्रिय 
'बारह दिनमेँ, साधारण वैश्य पंद्रह दिलमें और 
साधारण शुद एक मासमे शुध होता है। गुणोंको 
अधिकता होनेपर, यदि दस दिनका अशीच प्रात 
हो तो बह तीन ही दिनतक रहता है, तीन 
दिनॉतकका अशौच ग्रत हो तो वह एक ही दि 
रहता है तथा एक दिनका अशौच प्रात हो तो 
उसमें तत्काल ही शुद्धिका विधान है। इसी प्रकार 
सर्वत्र ऊहा कर लेनी चाहिये। दास, छात्र, भूतय 
और शिष्य-ये यदि अपने स्वामी अथवा गुरुके 
साथ रहते हों तो गुरु अथवा स्वामीको मृत्यु 
होनेपर इन सबको स्वामी एवं गुरुके कुटुम्बी- 
जनेकि समान हो पृथक्‌-पृथक्‌ अशौच लगता है। 
जिसका असे संयोग न हो अर्थात्‌ जो अग्निहोत्र 


न करता हो, उसे सपिण्ड पुरुषोंकी मृत्यु होनेके 
बाद ही तुरंत अशौच लगता है; परंतु जिसके दवारा 
नित्य अग्निहोज्रका अनुष्ठान होता हो, उस पुरुषको 
किसी कुटुम्बी या जाति-बन्धुकी मृत्यु होनेपर 
जब उसका दाह-संस्कार सम्पन्न हो जाता है, 
उसके बाद अशौच प्राप्त होता है॥१२-१६॥ 
सभी वर्णके लोगोंको अशौचका एक तिहाई 
समय बीत जानेपर शारीरिक स्पर्शका अधिकार 
प्राह हो जाता है। इस नियमके अनुसार ब्राह्मण 
आदि वर्ण क्रमश: तीन, चार, पाँच तथा दस दिनके 
अन्तर स्पर्श करनेके योग्य हो जाते हैं। ब्राह्मण 
आदि वाका अस्थिसंचय क्रमशः चार, पाँच, 
सात तथा नौ दिनॉपर करना चाहिये ॥ १७-१८॥ 
जिस कन्याका वाग्दान नहीं किया गया है 
(और चूडाकरण हो गया है), उसकी यदि 
वाग्दानसे पूर्व मृत्यु हो जाय तो बन्धु-बान्धवॉको 
एक दिनका अशौच लगता है। जिसका वाग्दान 
तो हो गया है, किंतु विवाह-संस्कार नहीं हुआ 
है, उस कन्याके मरनेपर तौन दिनका अशौच 
लगता है। यदि ब्याही हुई बहिन या पुत्री 
आदिकी मृत्यु हो तो दो दिन एक रातका अशौच 
लगता है। कुमारी कन्याओंका वही गोत्र है, जो 
पिलाका है। जिनका विवाह हो गया है, उन 
कन्याओंका गोत्र वह है, जो उनके पतिका है। 
विवाह हो जानेपर कन्याकी मृत्यु हो तो उसके 
लिये जलाअलि-दानका कर्तव्य पितापर भी लागू 
होता है; पतिपर तो है ही। तात्पर्य यह कि 
विवाह होनेपर पिता और पति-दोनों कुलोमें 
_जलदानकी क्रिया प्राप्त होती है। यदि दस दिनोके 


यले द वर्षको आतुवाले बालकके दाहसंस्कार तका उसके निश जलाजलि-यतका निषेध जे मिलता है और विमान थी। 
अकः यह समा चाहिये कि किया जाय सो उससे मृत जलका उपकार होक है और न किया जाय हो थी बात्यवॉको कोई दोष नह 


'सगता। (मु ५१७० को “कवर्द-मुरावली” सका देखे 0. 


२, सतुकौ प्राचीन पोषि इसे आशयका श्लोक खा, जिसका उलेख ्रायकषिखध्यायके आशीष-प्रकरण्े २८-२९ स्लोकॉकी 
ताये किया गया है। वह विधान केल स्वाध्याय और अ्तोजको सिदे लिये है । संध्यावन्दन और आभ-भोजन आहिक योग्य 
दि तो दस दिनके बाद हौ हही है। जै कि यप आदिका बचन है-- उतर दहि कुलस्वा न भुष्यो।'इत्याटि। 


७ अध्याय १५८ * 


बाद और चूडाकरणके पहले कन्याकी मृत्यु हो 
तो माता-पिताको तीन दिनका अशौच लगता है 
और सपिण्ड पुरुषोंकी तत्काल हो शुद्धि होती 
है। चूडाकरणके बाद वाग्दानके पहलेतक उसकी 
मृत्यु होनेपर बन्धु-बान्धवोंको एक दिनका अशौच 
लगता है। वाग्दानके बाद विवाहके पहलेतक 
उन्हें तीन दिनका अशौच प्रास होता है। तत्या 
उस कन्याके भतीजोंको दो दिन एक रातका 
अशौच लगता है; किंतु अन्य सपिण्ड पुरुषॉकी 
तत्काल शुद्धि हो जाती है। ब्राहाण सजातीय 
'पुरुषोंके यहाँ जन्म-मरणमें सम्मिलित हो तो दस 
दिनमे शुद्ध होता है और क्षत्रिय, वैश्य तथा शुहके 
यहाँ जन्म-मृत्युमे सम्मिलित होनेपर क्रमशः छः, 
तीन तथा एक दिनम शुद्ध होता है ॥ १९--२३॥ 

यह जो अशौच-सम्बन्धी नियम निश्चित 
किया गया है, वह सपिण्ड पुरुषोंसे ही सम्बन्ध 
रखता है, ऐसा जानना चाहिये। अब जो औरस 
नहीँ हैं, ऐसे पुत्र आदिके विषयमे बताऊँगा। 
औरस-पित्र कषेत्रज, दतक आदि पुरके मलेपर 
तथा जिसने अपनेको छोड़कर दूसरे पुरुषसे 
सम्बन्ध जोड़ लिया हो अथवा जो दूसरे पतिको 
छोड़कर आयी हो और अपनी भार्या बनकर 
रहती रही हो, ऐसी सरक मरनेपर तन रमं 
अशौचकी निवृत्ति होती है। स्वधर्मका त्याग 
केके कारण जिनका जन्म व्यर्थ हो गया हो, 
जो वर्णसंकर संतान हो अर्थात्‌ नीचवर्णके पुरुष 
और उच्चवर्णकी स्त्रीसे जिसका जन्म हुआ हो, 
जो संन्यासी बनकर इधर-उधर चूमते-फिरते रहे 
हों और जो अशास्त्रीय विधिसे विष-बन्धन 
आदिके द्वारा प्राणत्याग कर चुके हो, ऐसे 
लोगोके निमित्त बान्धवॉको जलाङ्गलि-दान नहीँ 
करना चाहिये; उनके लिये उदक-क्रिया निवृत्त 
हो जाती है। एक ही माताद्वारा दो पिताओँसे 
उत्पन्न जो दो भाई हों, उनके जन्मे सपिण्ड 


चुल्वोंको एक दिनका आशौच लगता है और 
मेपर दो दिनका। यहाँतक सपिण्डॉका अशौच 
बताया गया। आब *समानोदक'का बता रहा 
हूँ २४-२७॥ 

दांत निकलनेसे पहले बालकको मृत्यु हो 
जा, कोई सपिण्ड पुरुष देशान्तरे रहकर मरा 
हो और उसका समाचार सुना जाय तथा किसी 
असपिण्ड पुरुषकी मृत्यु हो जाय तो इन सब 
अवस्थाऑमें (नियत अशौचका काल बिताकर) 
वस्वसहित जलमें डुबकी लगानेपर तत्काल ही 
शुद्धि हो जाती है। मृत्यु तथा जन्यके अवसरपर 
सपिण्ड पुरुष दस दिनम शुद्ध होते हैं, एक 
कुलके असपिण्ड पुरुष तौन रातमें शुद्ध होते हैं 
और एक गोत्रवाले पुरुष स्नान करनेमात्रसे शुद्ध 
हो जाते हैं। सातवीं पीढ़ोमें सपिण्डभावकी 
निवृत्ति हो जाती है और चौदहवाँ पीदीतक 
समानोदक सम्बन्ध भी समास हो जाता है। 
किसौकै मतमें जन्म और नामका स्मरण न 
रहनेपर अर्थात्‌ हमारे कुमे अमुक पुरुष हुए थे, 
इस प्रकार जन्य और नाम दोनॉका ज्ञान न 
रहनेपर-समानोदकभाव निवृत्त हो जाता है। 
इसके बाद केवल गोत्रका सम्बन्ध रह जाता है। 
जो दाह बीतनेकै पहले परदेशमें रहनेवाले 
किसी जाति-बन्धुकी मृत्युका समाचार सुन लेता 
है, उसे दशाहमें जितने दिन शेष रहते हैं, उतने 
ही दिनका अशौच लगता है। दशाह बीत जानेपर 
उक्त समाचार सुने तो तीन रातका अशौच पराए 
होता है ॥ २८-३२४॥ 

वर्ष जीत जानेपर उक्त समाचार ज्ञात हो तो 
जलका स्पर्श करके हौ मनुष्य शुद्ध हो जाता है। 
मामा, शिष्य, ऋत्विक्‌ तथा बान्धवजनोंके मरनेपर 
एक दिन, एक रात और एक दिनका अशौच 
लगता है। मित्र, दामाद, पुत्रीके पुत्र, भानजे, साले 
और सालेके पुत्रके मरनेपर स्तानमात्र करनेका 


= अस्लिपुसण 


_ ड 


विधान है। नानी, आचार्य तथा जानाको मृत्यु 
होनेपर तीन दिनका अशौच लगता है। दुष 
(अकाल) पड़नेपर, समूचे राष्रे ऊपर संकट 
आनेपर, आपत्ति-विपत्ति पड्नेपर तत्काल सुद्धि 
कही गयी है। यज्कर्ता, व्रतपरायण, ब्रहाचारी, 
दाता तथा ब्रह्मवेत्ताकी तत्काल ही शुद्धि होती है। 
दान, यज्ञ, विवाह, युद्ध तथा देशव्यापी विष्लवके 
समय भौ सद्य:शुद्धि हो बतायी गयौ है। महामारी 
आदि उपदे मरे हुएका अशौच भी तत्काल ही 
निवृत्त हो जाता है। राजा, गौ तथा ब्राह्मणद्वार 
मारे गये मनुष्यॉको और आत्मघाती पुरुषोंको 
मृत्यु होनेपर भौ तत्काल ही शुद्धि कही 
गयौ है॥ ३३--३७॥ 

जो असाध्य रोगसे युक्त एवं स्वाध्यायमें भो 
असमर्थ है, उसके लिये भी तत्काल शुद्धिका ही 
विधान है। जिन महापापियोके लिये अग्नि और 
जलमें प्रवेश कर जाना प्रायश्चित बताया गया है 
(उनका बह मरण आत्मघात नहीँ है)। जो स्त्री 
अथवा पुरुष अपमान, क्रोध, स्नेह, तिरस्कार या 
भयके कारण गलेमें बन्धन (फाँसी) लगाकर 
किसी तरह प्राण त्याग देते हैं, नहं ' आत्मघाती ' 
कहते हैं। वह आत्पषाती मनुष्य एक लाख 
वर्षतक अपवित्र नरकमें निवास करता है। जो 
अत्यन्त वृद्ध है, जिसे शौचाशीचका भी ज्ञान वहीं 
रह गया है, वह यदि प्राण त्याग करता है तो 
उसका अशौच तीन दिनतक ही रहता है। उसमें 
(प्रथम दिन दाह), दूसरे दिन अस्थिसंचय, तीसरे 
दिन जलदान तथा चौथे दिन श्राद्ध करता चाहिये। 
जो बिजली अथवा आग्नसे मरते हैं, उनके 
अशौचसे सपिण्ड पुरुषोंको तीन दिनमें शुद्धि 
होती है। जो स्त्रियाँ पाखण्डका आश्रय लेनेवाली 
तथा पतिघातिनी हैं, उनकी मृत्युपर अशौच नहीँ 
लगता और न उन्हें जलाञ्जलि पानेका ही 
अधिकार होता है। पिता-माता आदिको मृत्यु 


'होनेका समाचार एक वर्ष बीत जानेपर भी प्राप्त 
हो तो सवस्त्र स्तान करके उपवास करे और 
विधिपूर्वक प्रेतकार्य (जलदान आदि) सम्पन्न 
करे॥३८-४३॥ 

जो कोई पुरुष जिस किसी तरह भी असपिण्ड 
शवको उठाकर ले जाय, वह चस्त्रसहित स्नान 
करके अग्निका स्पर्श करे और घी खा ले, इससे 
उसको शुद्धि हो जाती है। यदि उस कुटुम्बका 
चह अन्न खाता है तो दस दिनमें ही उसकी शुद्ध 
होती है। यदि मृतकके घरवालॉका अन्न न 
खाकर उनके घरमें निवास भी न करे तो उसकी 
एक ही दिनमेँ शुद्धि हो जायगी। जो द्विज अनाथ 
ब्राह्मणके शवको कोते हैं, उन्हें पण-पगपर अश्वमेध 
यज्ञका फल प्राप्त होता है और स्नान करनेमात्रसे 
उनकी शुद्धि हो जाती है । शूइके शवका अनुगमन 
करलेवाला ब्राह्मण तीन दितपर शुद्ध होता है। 
मृतक व्यक्तिके बन्धु-बान्धवोँके साथ बैठकर 
शोक-प्रकाश या विलाप करनेवाला द्विज उस 
एक दिन और एक रातमें स्वेच्छासे दान और 
शद्ध आदिका त्याग करे। यदि अपने घरपर 
किसी शूद्र स्त्रौकै बालक पैदा हो या शूका 
मरण हो जाय तो तीन दिनपर घरके बर्तन-भाँडे 
निकाल फेंके और सारी भूमि लीप दे, तब शुद्धि 
होती है। सजातीय व्यक्तियोंके रहते हुए ब्राह्मण- 
शवको शुदे द्वारा न उठवावे मुर्देको नहलाकर 
नूतन वस्त्रसे ढक दे और फूलॉसे उसका पूजन 
करके श्मशानकी ओर ले जाय मुर्देको नंगे शरीर 
ज जलाये। कफनका कुछ हिस्सा फाड़कर 
स्मशानवासोको दे देना चाहिये॥ ४४--५०॥ 

उस समय सगोत्र पुरुष शवको उठाकर 
चितापर चढ्वे। जो अत्री हो, उसे विधिपूर्वक 
तीन अस्नियों (आहवनोय, गार्हपत्य और 
दक्षिणारिन) द्वारा दग्ध करना चाहिये। जिसने 
अग्निको स्थापना नहीं की हो, परंतु उपनयन- 


«अध्याय १५८० 


३३१ 


संस्कारे युक्त हो, उसका एक अग्नि (आहवनोय) 
दाण दाह करना चाहिये तथा अन्य साधारण 
अनुष्योंका दाह लौकिक अग्निसे करना चाहिये।* 
“अस्मात्‌ त्वमभिजातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः । 
असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा।' इस मन्त्रको 
पढ़कर पुत्र अपने पिताके शवके सुखे अग्ति 
प्रदान करे। फिर प्रेत के नाम और गोप्रका 
उच्चारण करके बान्धवजन एक-एक बार जल- 
दान करें। इसी प्रकार नाना तथा आचार्यके 
मनेपर भी उनके उद्देश्ससे जलाञ्जलिदान करना 
अनिवार्य है। परंतु मित्र, व्याहो हुई बेटी-बहन 
आदि, भानजे, श्वशुर तथा ऋत्विज्के लिये भौ 
जलदान करना अपनी इच्छापर निर्भर है। पुत्र 
अपने पताके लिये दस दिनतक प्रतिदिन 'अपो 
नः अयम्‌' इत्यादि पढ्कर 
जलाझलि दे। ब्राह्मणको दस पिण्ड, क्षत्रियको 
बारह पिण्ड, वैश्यको पंद्रह पिण्ड और शूदको 
तीस पिण्ड देनेका विधान है। पुत्र हो या पुत्री 
अथवा और कोई, वह पुत्रकी भौत मृत व्यक्तिको 
पिण्ड दे॥५१-५६॥ 

शवका दाह-संस्कार करके जब घर लौटे तो 
मनको यशमें रखकर द्वारपर खड़ा हो दाँतसे 
जीमकी पत्तियाँ चबाये। फिर आचमन करके 
आभि, जल, गोबर और पीली सरसोंका स्पर्श 
करे त्यक्षात पहले पत्थरपर पैर रखकर धीरे- 
धीरे घरमै प्रवेश करे। उस दिनसे बन्धु-यान्धवाँको 
क्षार नमक नहीं खाना चाहिये, मांस त्याग देना 
चाहिये। सबको भूमिपर शयन करना चाहिये। वे 
स्नान करके खरीदनेसे प्राप्त हुए अन्नको खाकर 
रहें। जो प्रारम्भमें दाह-संस्कार करे, उसे दस 
दिनोतक सब कार्य करना चाहिये। अन्य अधिकारी 


जुरुषोकि अभावमें ब्रह्मचारी ही पिण्डदान और 
जलाञ्जलि-दान करे। जैसे सपिण्डोके लिये यह 
भरणाशौचकी प्राशि बतायी गयौ है, उसी प्रकार 
जन्मके समय भी पूर्ण शुद्धिकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुषोंको अशौचकी प्राप्ति होती है। मरणाशौच तो 
सभी सपिण्ड पुरुषोंको समानरूपसे प्राप्त होता है; 
किंतु जननाशौचकी अस्पृश्यता विशेषतः माता- 
पिताको ही लगती है। इनमें भी माताको ही 
जन्मका विशेष अशौच लगता है, वहीं स्यर्शके 
अधिकारसे वञ्चित होती है। पिता तो स्तान 
केमते शुद्ध (स्पर्श करने योग्य) हो जाता 
है॥५७-६१॥ 

पत्रका जन्म होनेके दिन निश्चय ही श्राद्ध 
करना चाहिये। वह दिन श्राद्ध-दान तथा गौ, 
सुवर्ण आदि और बस्त्रका दान करनेके लिये 
उफ्युक्त माना गया है। मरणका अशौच भरणके 
साथ और सूतकका सूतकके साथ निवृत्त होता 
है। दोनोमि जो पहला अशौच है, उसीके साथ 
दूसरेकी भी शुद्धि होती है। जन्माशौचमें मरणाशौच 
हो अथवा मरणाशौचमें जन्माशौच हो जाय तो 
मरणाशौचके अधिकारें जन्माशौचको भी निवृत्त 
मानकर अपनी शुद्धिका कार्य करना चाहिये। 
जन्पाशौचके साथ मरणाशौचकी निवृत्ति नहीँ 
'होती। यदि एक समान दो अशौच हों (अर्थात्‌ 
जन्म-सूतकर्मे जन्म-सूतक और मरणाशौचमे 
मरणाशौच पड़ जाय) तो प्रथम अशौचके साथ 
दूसंरेको भी समाप्त कर देना चाहिये और यदि 
असमान अशौच हो (अर्थात्‌ जन्माशौचमें मरणाशौच 
और मरणाशौचमें जन्माशौच हो) तो द्वितीय 
अशौचके साथ प्रथमको निवृत्त करना चाहिये -- 
ऐसा धर्मराजका कथन है। मरणाशौचके भीतर 


+ केकल- स्व सिखा है किचनची अन; आक आ, सिका मही, पतिते परकी अन तथा पिताको 
आशिरे शिष्ट पुसयको गहं ग्रहण करता चाहिये।' अल: सती मि से समय उप अयो त्याग देखा चाहिये। 
“चणा: सतकन कित्‌ तिलानि हितः ॥' 


३३२ 
DT 


= अख्निपुराण * 


रा 


दूसरा मरणाशौच आनेपर वह पहले अशौचके 
साथ निवृत्त हो जाता है। गुरु अशाँचसे लषु 
अशौच बाधित होता है; लघुसे गुरु अशौचका 
बाध नहीं होता। मृतक अथवा सूतके यदि 
अन्तिम रात्रिके मध्यभागे दूसरा अशौच आ. 
पड़े तो उस रोष समयमें हौ उसको भौ निवृत्ति 
हो जानेकै कारण सभी सपिण्ड पुरुष शुद्ध हो 
जाते हैं। यदि रात्रिके अन्तिम भागपें दूसरा 
अशौच आवे तो दो दिन अधिक बीतनेपर 
अशौचकी निवृत्ति होती है तथा यदि अन्तिम 


रात्रि बिताकर अन्तिम. दिनके प्रात:काल अशौचान्तर 
त हो तो तीन दिन और अधिक बीतनेपर 
सपिण्डकी शुद्धि होती है। दोनों हो प्रकारके 
अशौचोंमें दस, दिोंतक उस कुलका अन्न नहँ 
खाया जाता है। अशौचमें दान. आदिका ,भी 
अधिकार नहँ, रहता। अशोचमें किसीके यहाँ 
भोजन करलेपर प्रायश्चित करना चाहिये। अनजानमें 
भोजन करनेपर पातक नहीं लगता, जान-बूझकर 
खानेवालेको एक दिनका अशीच प्रास होता 
है॥६२-६९॥ 


असंस्कृत आदिकी शुद्धि 


पुष्कर कहते हैं- मृतकका दाह -संस्कार 
हुआ हो या नही, यदि श्रोहरिका स्मरण किया 
जाय तो उससे उसको स्वर्ग और मोक्ष-दोनॉकी 
पापि हो सकती है। मृतककी हड्डियोंको गङ्गाजीके 
जलमें डालनेसे उस प्रेत (मृत व्यक्ति)-का 
अभ्युदय होता है। मतुष्यकी हड्डी जबतक गङ्गाजीके 
जमे स्थित रहती है, तबतक उसका स्वर्गलोकमें 
निवास होता है।' आत्पत्यागी तथा पतित मनुके 
लिये यद्यपि पिण्डोदक-क्रियाका विधान नही है 
तथाप गङ्गाजीके जलमे उनकी हड्डियोंका डालना 
भी उनके लिये हितकारक ही है। उनके दयसे 
दिया हुआ अन्न और जल आकारमें लौन हो 
जाता है। पतित ग्रेतके प्रति महान्‌ अनुग्रह करके 
उसके लिये 'नारायण-बलि' कनी चाहिये। 
इससे वह उस अनुग्रहका फल भोगता है।| 


कमलके सदूश नेत्रवाले भगवान्‌ नारायण अविनाशी 
हैं, अतः उन्हें जो कुछ अर्पण किया जाता है, 
उसका नाश नहीं होता। भगवान्‌ जनार्दन जोवका 
पतनसे जाण (उद्धार) करते हैं, इसलिये वे ही 
दातके सर्वोत्तम पात्र हैं॥ १--५॥ 

निश्चय ही मचे गिरनेवाले जौयोँको भी भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाले एकमात्र. श्रीहरि ही 
है। “सम्पूर्ण जगतके लोग एक-न-एक दिन 
मवाल हैं'-यह विचारकर सदा अपने सच्चे 
सहायक धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये। पतिव्रता 
'पलीको छोड़कर दूसरा कोई बन्धु-बान्धव मरकर 
भी मरे हुए मनुष्यके साथ नहीं जा. सकता; 
क्योंकि यमलोकका मार्ग सबके लिये अलग- 
अलग है। जीव कहीं भी क्यों न जाय, एकमात्र 
धर्म ही उसके साथ जाता है। जो काम कल 


ए. सातसय साले मोस उहह 


एत्तका 


“वाला पुष्य मेके समय यादि भमा अर या भबलमरन कर ले, तब लो उसे धग अवश्य होती पु 
ह उसके उदेश्यले धगवाल्यत्ण किया जाय ठो उससे भो उसको स्वर्ग और नो सुलभ हो सकते है।* 


२ होये नमथ रचला दि मिः । ` 


(अकि रबर) 


«अध्याय १६०० 


३३३ 


ममम 


करा है, उसे आज ही कर ले; जिसे दोपहर 
चाद करना है, उसे पहले ही पहरमें कर ले; 
क्योंकि मृत्यु इस बातको प्रतीक्षा नहीं करती कि. 
इसका कार्य पूरा हो गया है या नहँ? मनुष्य 
खेत-गारी, बाजार-हाट तथा घर-ड्वरमें फेसा 
होता है, उसका मन अन्यत्र लगा होता है; इसी 
'दशामें जैसे असावधान भेड्को सहसा भेड़िया 
आकर उठा ले जाय, वैसे ही मृत्यु उसे लेकर 
चल देतों है। कालके लिये न तो कोई प्रिय है, 
ज षका पात्र*॥ ६-१०॥ 

आयुषय तथा प्रारब्धकर्म क्षीण होनेपर वह 
हठात्‌ जीवको हर ले जाता है। जिसका काल 
नहीँ आया है, यह सैकड़ों बाणो घायल होनेपर 
भी नहीं मरता तथा जिसका काल आ पहुँचा है, 
बह कुशके अग्रभागसे ही छू जाय तो भौ जीवित 


जहां रहता। जो मृत्युले ग्रस्त है, उसे औषध और 
मन्त्र आदि नहीं बचा सकते। जैसे बछड़ा गौओके 
डमे भी अपनी माके पास पहुँच जाता है, उसी 
प्रकार पूर्वजन्मका किया हुआ कर्म जन्पानतरमें भी 
कर्ताको अवश्य ही प्र होता है। इस जगत्‌का 
आदि और अन्त अव्यक है, केवल मध्यकी 
अवस्था ही वयक होती है । जैसे जीवके इस शरे 
कुमार तथा यौवन आदि अवस्थाएँ क्रमश; आती 
रहती हैं, उसी प्रकार मृत्युके पश्चात्‌ उसे दूसरे 
शरीरकी भी प्राशि होती है। जैसे मनुष्य (पुराने 
स्क त्यागकर) दूसरे नूतन वस्त्रको धारण 
करता है, उसी प्रकार जीव एक शरीरको छोड़कर 
दूसंरको ग्रहण करता है। देहधारी जीवात सदा 
अवध्य है, वह कभी मरता नहीं; अत: मृत्युके 
लिये शोक त्याग देना चाहिये॥ ११--१४॥ 


इस अकार आदि आम्मेय महापुएचमें ' असंस्कृत आएिकौ शुद्धिका वर्षत नामक 
एक सा उनसळकाँ अध्याय पूण हुआ# १५९॥ 


Sree 
एक सौ साठवाँ अध्याय 
वानप्रस्थ-आश्रम 


"पुष्कर कहते हैं--अब मैं वानप्रस्थ और 
संन्यासियोंके धर्मका जैसा वर्णन करता हूँ, सुनो। 
सिरपर जटा रखना, प्रतिदित अगोत्र करना, 
अस्तीपर सोना और मृगचर्म धारण करना, वनमें 
रहना; फल, मूल, नीवार (तित्री) आदिसे 
जोवन-निर्वाह करना, कभी किसीसे कुछ भी 
दाल ने लेना, तीनों समय स्नान करता, ब्रहाचर्वततके 
पालाम तत्पर रहना तथा देवता और अतिथियोकी 
पूजाः करना--यह सब वानप्रस्थीका धर्म है। 


गृहस्थ पुरुषको उचित है कि अपनी संतानकौ 
संतान देखकर 'चनका आश्रय ले और आयुका 
दृतय भाग वनवासमें हो बितावे। उस आश्रमे 
चह अकेला रहे या पलीके साथ भी रह सकता 
है। (परु दोनों ब्रह्चर्यका पालन करें।) गर्मकि 
दोयं पञ्चालिसेवन करे। वर्षाकालमें खुले आकाशके 
नौचे रहे। हेमन्त-ऋतुमें रातभर भौगे कपड़े 
ओढ़कर रहे। (अथवा जलमें रहे।) शक्ति रहते 
हुए वानप्रस्थीको इसी प्रकार उग्र तपस्या करनी 


"पत पुकिमुक्याखिर एके. हरेक । दृ लोक्‌ जिययाणान्‌ सहारे धर्मन्‌ 


गच । न कास ब्य: कङ्‌ देषपक्ाल्य त 
(कील 


चाहियें। वानप्रस्थे फिर गृह्थ-आत्रममे न 
'लौटे। विपरीत या कुटिल गतिका आश्रय न 


लेकर सामनेकी दिशाकी ओर जाय अर्थात्‌ पीछे 
न लौटकर आगे बढ्ता रहे*॥ १-५॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणं “वानप्रस्थाश्रयका वर्णन" नामक 
एक साँ साठवाँ अध्याय पूण हुआ# १६०४ 


पुष्कर कहते हैं-- अब मैं ज्ञान और मोक्ष 
आदिका साक्षात्कार करानेवाले संन्यास- धर्मका 
वर्णन करुँगा। आयुके चौथे भागमें पहुँचकर, सब 
प्रकारके सङ्गसे दूर हो संन्यासी हो जाय। जिस 
न वैराग्य हो, उसी दिन घर छोड़कर चल दे 
संन्यास ले ले। प्राजापत्य दृष्टि (यज्ञ) करके 
सर्वस्वकी दक्षिणा दे दे तथा आहवनीयादि 
अभ्नियोंको अपने-आपमें आरोपित करके ब्राह्मण 
भरसे निकल जाय। सन्यासी सदा अकेला हौ 
बिचरे। भोजनके लिये ही गाँवमें जाय। शरीरके 
प्रति उपेक्षाभाव रखे। अन्न आदिका संग्रह न करे। 
अननशील रहे। ज्ञान-सम्पनन होवे । कपाल (पिट्टी 
आदिका खप्पर) ही भोजनपात्र हो, वृक्षकी जड़ 
ही निवास-स्थान हो, लैगोटीके' लिये मैला- 
कुचैला वस्त्र हो, साथमे कोई सहायक न हो तथा 
सबके प्रति समताका भाव हो--यह जीवन्मुक्त 
पुरुषका लक्षण है। न तो मरनेकी इच्छा करे, न 
जीनेकी--जीवन और मृत्युमेंसे किसोका अभिनन्दन 
न करे॥ १=५॥ 

जैसे सेवक अपने स्वामीकी आज़ाकी प्रतीक्षा 
करता है, उसी प्रकार वह प्रास््धवश पराल 
होनेवाले काल (अन्तसमय)-की प्रतीक्षा करता 
रहे। मार्गपर दृष्टिपात करके पाँव रखे अथात्‌ 


वाणी बोले। मनसै दोष-गुणका विचार करके 
कोई कार्य करे। लौकी, काठ, मिट्टी तथा 
बाँस--ये ही संन्यासीके पात्र हैं। जब गृहस्थके 
रसे धूआँ निकलना बंद हो गया हो, मुसल रख 
दिया गया हो, आग बुझ गयी हो, घरके सब 
लोग भोजन कर चुके हों और जूँ शराब 
(पटे प्याले) फेंक दिये गये हों, ऐसे समयमें 
संन्यासी प्रतिदिन भिक्षाके लिये जाय। भिक्षा पाँच 
प्रकारकी मानी गयी है-मधुकरी (अनेक घरोंसे 
थोडा-थोडा अन्न माँग लाना), असंकलृ (जिसके 
विषयमें पहलेसे कोई संकल्प या निश्चय न हो, 
ऐसी भिक्षा), प्राक्रणीत (पहलेसे तैयार रखी हुई 
भिक्षा), अयाचित (बिना मागे जो अन्न प्राप्त हो 
जाय, वह) और तत्काल उपलब्ध (भोजनके 
समय स्वत: प्रा) । अथवा करपात्री होकर रहें-- 
अर्थात्‌ हाषहीमें लेकर भोजन करे और हाथमे ही 
खानी पीये। दूसरे किसी पात्रका उपयोग न करे। 
'पात्रसे अपने हाथरूपी पात्रमे भिक्षा लेकर उसका 
उपयोग करे। मनुष्योंकी कर्मदोषसे प्रास होनेवाली 
'यमयातना और नरकपात आदि गतिका चिन्तन 
करे॥ ६-१०॥ 

जिस किसी भी आश्रममें स्थित रहकर 
मनुष्यको शुद्धभावसे आश्रमोचित धर्मका पालन 


रास्तेमे कोई कीडा-मकोडा, हड्ढो, केश आदि तो 
नहीं है, यह भलीभौति देखकर पैर रखे। पानीको 
'कपड़ेसे छानकर पीये। सत्यसे पवित्र की हुई 


करना चाहिये। सब भूतो समान भाव रखे। 
केवल आश्रम-चिह धारण कर लेना ही धर्मका 
हेतु नहं है (उस आश्रमके लिये विहित कर्तव्यका 


"क पक कि पीछे गृहम ओर न लीद आले सहस दिखे बदल चले।, 


३३५ 


म 


पालन करसे ही धर्मका अनुदान होता है)। 
निर्मलीका फल यद्यपि पानीये पड़नेपर उसे 
स्वच्छ बनानेवाला है, तथापि केवल उसका नाम 
लेनेमात्रसे जल स्वच्छ नहीं हो जाता। इसो प्रकार 
आश्रमके लिङ्ग धारणमात्रसे लाभ नहों होता, 
विहित धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये। अज्ञानवश 
संसार-बन्धनमें बधा हुआ द्वज लँगडा, लूला, 
अंधा और बहरा क्यों न हो, यदि कुटिलतारहित 
सन्यासी हो जाय तो वह सत्‌ और आसत्‌ 
सबसे मुक्त हो जाता है। संन्यासी दिन या रातमें 
बिना जाने जिन जीवॉकी हिंसा करता है, उनके 
'वधरूप पापसे शुद्ध होनेके लिये वह स्तान करके 
छः बार प्राणायाम करे। यह शरोररूपो गृह 
हुङ्गीरूपी खंभोंसे युक्त है, नाडीरूप रस्सियोंसे 
जधा हुआ है, मांस तथा रकसे लिपा हुआ और 
चमड़ेसे छाया गया है। यह मल और मूसे भरा 
हुआ होनेके कारण अत्यन्त दुर्धपूर्ण है। इसमें 
चुढ़ापा तथा शोक व्याप्त हैं। यह अनेक रोगॉका 
र और भूखा-प्याससे आतुर रहनेवाला है। इसमें 
रजोगुणका प्रभाव अधिक है। यह अनित्य-- 
विनाशशील एवं पृथिवी आदि पाँच भूतोका 
तिवास-स्थान है; विद्वान्‌ पुरुष इसे त्याग दे-- 
अर्थात्‌ ऐसा प्रयल करे, जिससे फिर देहके 
बन्धनमे न आना पड़े॥११-१६॥ 

धृति, क्षमा, दम (मनोनिग्रह), चोरी न 
करना, बाहर-भीतरसे पवित्र रहना, इन्दरयाँको 
चशगें रखना, लज्जा", विद्या, सत्य तथा अक्रोध 
(क्रोध न करता) ये धर्मके दस लक्षण हैं। 
संन्यासी चार प्रकारके होते है-कुटीचक, बहूदक, 
हंस और परमहंस। इनमें जो-जो पिछला है, वह 
'पहलेकी अपेक्षा उत्तम है। योगयुक्त संन्यासी पुरुष 
एकदण्डी हो या त्रिदण्डी, वह बन्धनसे मुत 
हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरीका 


अभाव), ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह (संग्रह न 
रखना)-ये पाँच “यम” हैं। शौच, संतोष, तप, 
स्वाध्याय और ईशचसकी आराधना--ये पाँच 'नियम' 
हैं। योगयु संन्यासीके लिये इन सबका पालन 
आवश्यक है। पद्यासन आदि आसनोंसे उसको 
बैठना चाहिये॥ १७--२०॥ 

प्राणायाम दो प्रकारका है--एक *सगर्भ' और 
दूसरा 'अगर्भ'। मनत्रजप और ध्यानसे युक्त 
प्राणायाम 'सगर्भ' कहलाता है और इसके विपरीत 
'जप-ध्यानरहित प्राणायामको ' अगर्भ' कहते हैं। 
पूरक, कुम्भक तथा रेचकके भेदसे प्राणायाम 
तीन प्रकारका होता है। वायुको भीतर भरनेसे 
“पूरक” प्राणायाम होता है, उसे स्थिरतापूर्वक 
रोकनेसे “कुम्भक' होता है और फिर उस 
वायुको बाहर निकाततेसे 'रेचक' प्राणायाम कहा 
गया है। मात्राभेदसे भी वह तीन प्रकारका है 
'बारह मात्राका, चौबीस मात्राका तथा छत्तीस 
मात्राका। इसमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ताल या हस्य 
अक्षरको “मात्रा” कहते हैं। प्राणायाममें 'प्रणव' 
आदि मन्त्रका धीरे-धीरे जप करे। इन्द्रियॉंके 
संयमको 'प्रत्याहार' कहा गया है। जप करनेवाले 
साधकोँद्वारा जो ईश्वरका चिन्तन किया जाता 
है, उसे “ध्यान” कहते हैं; मनको धारण करनेका 
जाम 'धारणा' है; ब्रहामे स्थितिको 'समाधि' 
कहते हैं॥ २१-२४॥ 

“यह आत्मा पर्रह्म है; ब्रह्म-सत्य, ज्ञान 
और अनन्त है; बरहम विज्ञानमय तथा आनन्दस्वरूप 
है; वह ब्रह्म तू है; वह ब्रह्म मैं हूँ; प्रहा 
| परमात्मा प्रकाशस्वरूप है; वही आत्मा है, वासुदेव 
है, नित्यमुक्त है; वही 'ओइम्‌' शब्दवाच्य 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्म है; देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, 
प्राण और अहंकारसे रहित तथा जागर, स्वप्न 
एवं सुषुत्ति आदिसे मुक्त जो तुरीय तत्त्व है, वही 


“असम “हे,” स्वय क जठ है। “जे सन आ है" मरक ला न 


चह नित्य शुद्ध-बुदध-मुखस्वरूप है; 
सत्य, आनन्दमय तथा उद्धतस्य है; सर्वत्र व्यापक, 
अविनाशी ज्योतिःस्वरूप परब्र हो श्रीहरि है 
और वह मैं हूँ; आदितयमण्डलमें जो वह 
ज्योतिर्मय पुरुष है,' वह अखण्ड प्रणववाच्य 
परमेश्वर मैं हूँ'-इस प्रकारका सहज बोध हो 
हमे स्थितिका सूचक है ॥ २५--२८३॥ 

जो सब प्रकारके आरम्पका त्यागी है 
अर्थात्‌ जो फलासक्ति एवं अहंकारपूर्वक किसी 
कर्मका आरम्भ नहीं करता--कर्तृत्वाधिमानसे 


शून्य होता है, दुःख-सुखमें समान रहता है, 
सबके प्रति क्षमाभाव रखनेवाला एवं सहनशील 
होता है, वह भावशुद्ध ज्ञानी मनुष्य ब्राण्डका 
भेदन करके साक्षात्‌ ब्रह्म हो जाता है। 
अतिको चाहिये कि वह आपाढ़की पूर्णिमाको 
ातुर्मासवव्रत प्रारम्भ करे। फिर कार्तिक 
शुक्ला नवमी आदि तिथियोंसे विचरण करे। 
जतुओँकी संधिके दिन मुण्डन करवे । संन्यासियोकि 
लिये ध्यान तथा प्राणायाम ही प्रायश्चित्त 
ह॥२९-३१४ 


इस प्रकार आदि आन्तेय महापुराणमे “यतिधर्मका वर्णन” नामक 
एक सौँ इकसठकाँ अध्याय पूरा हुआ# १६१॥ 
men 
एक सौ बासठवाँ अध्याय 
धर्मशास्त्रका उपदेश 


पुष्कर कहते हैं--मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, 
हारीत, अत्रि, यम, अङ्गिरा, वसिष्ठ, दक्ष, संवर्त, 
कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शङ्क और लिखित 
इन सबने धर्मका जैसा उपदेश किया है, वैसा ही 
मैं भी संक्षेपसे कहूँगा, सुनो। यह धर्म भोग और 
मोक्ष देनेवाला है। वैदिक कर्म दो प्रकारका है-- 
एक "प्रवृ! और दूसरा 'निवृत्त'। कामनायुकत 
कर्मको 'प्रवृत्तकर्म! कहते हैं। ज्ानपूर्वक 
निष्कामभावसे जो कर्म किया जाता है, उसका 
नाम 'निवृत्तकर्म' है। वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, 
इन्द्रियसंयम, अहिंसा तथा गुर्सेवा-ये परम 
उत्तम कर्म निःश्रेयस (मोक्षरूप कल्याण)-के 
साधक हैं। इन सबमें भी आत्पज्ञान सबसे उत्तम 
बताया गया है॥ १-५॥ 

चह सम्पूर्ण द्याम श्रेष्ठ है। उससे अमृतत्वकी 
प्राप्ति होती है। सम्पूर्ण भूतोमें आत्माको और 
आत्मामें सम्पूर्ण भूतोंको समानभावसे देखते हुए 


जो आत्माका ही यजन (आराधन) करता है, यह 
स्वाराज्य--अर्थात मोक्षको प्राप्त होता है। आत्यज्ञान 
तथा राम (मनोनिग्ह)-के लिये सदा यलशील 
रहना चाहिये। यह सामर्थ्ध या अधिकार 
द्िजमाजको-विशेषत: ब्राहाणको प्राप्त है। जो 
बेद-शास्त्रके अर्थका तत्वज्ञ होकर जिस-किसी 
भी आश्रममें निवास करता है, यह इसी लोकमें 
रहते हुए ब्रह्मभावको प्रास हो जाता है। (यदि 
जया अन्न तैयार हो गया हो तो) श्रावण मासकी 
पूर्णिमाको अथवा श्रवणनक्षत्रसे युक्त दिनको 
अथवा हस्तनक्षत्रसे युक्त श्रावण शुक्ला पञ्चमीको 
अपनी शाखाके अनुकूल प्रचलित गृहासूत्रकी 
विधिके अनुसार चदोका नियमपूर्वक अध्ययन 
आरम्भ करे। यदि श्रावणमासमें नयी फसल 
तैयार न हो तो जब वह तैयार हो जाय तभी 
भाद्रपदमासमें श्रवणनक्षत्रयुछू दिनको बेदोंका 
उपाकर्म करे। (और उस समयसे लेकर लगातार 
साढे चार. मासतक वेदोंका अध्ययन चालू 


+ अध्याय १३३ * 


३३७ 


रखे*।) फिर पौषमासमें रोहिणीनक्षत्रके दिन 
अथवा अष्टका तिथिको नगर या गाँवके बाहर 
जलके समीप अपने गहय विधानसे वेदाध्ययनका 
उत्सर्ग (त्याग) करे। (यदि भाद्रपदमासमें 
वेदाध्ययन प्रारम्भ किया गया हो तो माघ शुक्ला 
'प्रतिपदाको उत्सर्जन करना चाहिये--ऐसा मनुका 
(४।९७) कथन है।) ॥६--१०३॥ 

शिष्य, ऋत्विज, गुरु और बन्धुजन-इनकी 
मृत्यु होनेपर तीन दिनतक अध्ययन बंद रखना 
चाहिये। उपाकर्म (वेदाध्ययनका प्रारम्भ) और 
उत्सर्जन (अध्ययनकी समाप्ति) जिस दिन हो, 
उससे तीन दिनतक अध्ययन बंद रखना चाहिये। 
अपनी शाखाका अध्ययन करनेवाले विद्वान्‌की 
मृत्यु होनेपर भी तीन दिनोतक अनध्याय रखना 
'उचित है। संध्याकालमें, मेघकी गर्जना होनेपर, 
(आकाशे उत्पात-सूचक शब्द होनेपर, भूकम्प 
और उल्कापात होनेपर, मन्त्र-ब्राह्मणात्मक चेटको 
'समाति होनेपर तथा आरण्यकका अध्ययन करनेपर 
'एक दिन और एक रात अध्ययन बंद रखना 
चाहिये। पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी तथा चन्द्रय्हण- 
सू्यग्रहणके दिन भी एक दिन-रातका अनध्याय 
रखना उचित है। दो त्रतुओँकी संधिमें आयौ हुई 
प्रतिपदा तिथिको तथा श्राद्ध-भोजन एवं श्राद्धका 
प्रतिग्रह स्वीकार करनेपर भी एक दित-शत 
अध्ययन बंद रखे। यदि स्वाध्याय करनेवालोकि 
बीचमै कोई पशु, मेढक, नेबला, कुत्ता, सर्प, 


बिलाव और चूहा आ जाय तो एक दिन-रातका 
अनध्याय होता है॥११--१४॥ 

जब इन्द्रध्वजकी पताका उतारी जाय, उस 
दिन तथा जब इन्द्रध्वज फहराया जाय, उस दिन 
भी पूरे दिन-सतका अनध्याय होना चाहिये। 
कुता, सियार, गदहा, उल्लू, सामगान, बाँस तथा 
आर्त प्राणीका शब्द सुनायी देनेपर, अपवित्र 
वस्तु, मुर्दा, शून, अन्त्यज, श्मशान और पतित 
मनुष्य-इनका सांनिध्य होनेपर, अशुभ ताराऑमें, 
बारबार बिजली चमकने तथा बारबार मेघ-गर्जना 
होनेपर तात्कालिक अनध्याय होता है। भोजन 
करके तथा गौले हाथ अध्ययन न करे। जलके 
भीतर, आधी रातके समय, अधिक आँधी चलनेपर 
भौ अध्ययन बंद कर देना चाहिये। धूलकी वर्षा 
होनेपर, दिशाओमे दाह होनेपर, दोनों संभ्याओंके 
समय कुहासा पड़नेपर, चोर या राजा आदिका 
भय प्राप्त होनेपर तत्काल स्वाध्याय बंद कर देना 
चाहिये। दौड़ते समय अध्ययन न करे। किसी 
प्राणीपर प्राणबाधा उपस्थित होनेपर और अपने 
घर किसी श्रेष्ठ पुरुषके पधालेपर भी अनध्याय 
रखना उचित है। गदहा, उँट, रथ आदि सवारी, 
हाथी, घोड़ा, नौका तथा वृक्ष आदिपर चढ़नेके 
समय और ऊसर या मरुभूमिमे स्थित होकर भी 
अध्ययन बंद रखना चाहिये। इन सैंतीस प्रकारके 
अनध्यायोँको तात्कालिक (केवल उसी समयके 
लिये आवश्यक) माना गया है॥ १५--१८॥ 


उस कार आदि आक महापुराणं" र्मशास्वका वर्ण" नामक 
एक खाँ यासठयाँ अध्याय पूण हुआ# १६२४ 


em 
एक सौ तिरसठवाँ अध्याय 
आद्धकल्पका वर्णन 


पुष्कर कहते हैं--परशुराम! अब मैं भोग 
और मोक्ष प्रदान केवाले श्राद्धकल्पका वर्णन 
करता हूँ, सावधान होकर श्रवण कीजिये। 


आकर्ता पुरूष मन और इच्दियोंको वशमें 
रखकर, पवित्र हो, श्राद्धसे एक दिन पहले 
ख्ाहाणोको निमन्त्रित करे। उन ब्राह्मणोंको भी 


4 अतुओका कथन है... कर न्‌ वचक (छु ४। 3९) 


7362 अग्नि प्राण १२ 


= अग्ष» 


उसी समयसे मन, वाणी, शरीर तथा क्रियाद्वारा | 
पूर्ण संयमशील रहना चाहिये। आके दिन 
अपराहकालमें आये हुए ब्राहाणोँका स्वागतपूर्वक 
पूजन करे। स्वयं हाथमें कुशकी पवित्री धारण 
किये रहे । जब ब्राहाणलोग आचमन कर लें, तब 
उन्हें आसनपर बिठाये। देवकार्यमें अपनी शक्तिके 
अनुसार युग्म (दो, चार, छः आदि संख्यावाले) 
और श्राड़में अयुग्म (एक, तीन, पाँच आदि 
संख्यावाले) ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे। सब 
ओरसे घिरे हुए गोबर आदिसे लिपे-पुते पवित्र 
स्थाने, जहाँ दक्षिण दिशाकी ओर भूमि कुछ 
नीची हो, श्राद्ध करता चाहिये। बैश्वदेव-श्राद्धमें 
दो ्राहमणोंको पूर्वाभिमुख बिठाये और पितृकार्यमें 
तीन ब्राह्मणॉंकों उत्तराभिमुख। अथवा दोनोमें 
एक-एक ब्राह्मणको ही सम्मिलित करे। मातामहोकि 
दमं भी ऐसा हौ करना चाहिये। अर्थात्‌ दो 
चैश्वदेव-श्राद्धमं और तीन मातामहादि-श्रामें 
आथवा उभय पक्षमें एक-ही-एक ब्राह्मण रखे। 
वैश्वदेष-श्राद्धके लिये ब्राह्मणका हाथ धुलानेके 
निभित्त उसके हाथमें जल दे और आसनके लिये 
कुश दे। फिर ब्राहाणसे पूछे मै विश्वेदेवॉका 
आवाहन करना चाहता हूँ।' तब ब्राह्मण आज्ञा 
दें-.' आवाहन करो।' इस प्रकार उनकी आज्ञा 
पाकर 'विश्वेदेवास आगत०' (यनु» ७।३४) 
इत्यादि ऋचा पढ़कर विश्वेदेवोंका आवाहन करे। 
तब ब्राह्मणके समीपकी भूमिपर जौ विखेरै। फिर 
पवित्रीयुक्त अर्ध्यपाजमें 'शं नो देवी०' (यजुः 
३६। १२)-इस मनसे जल छोड़े। 'यवोउसि० '-- 
इत्यादिसे जौ डाले। फिर बिना मन्त्रके ही गन्ध 
और पुष्प भी छोड़ दे। तत्प्‌ “या दिव्या 
:०'-- इस मन्त्रसे अर्घ्यको अभिमन्त्रित 
हाथमे संकल्पपूर्वक अर्घ्य दे और 
'अमुकश्राद्धे विश्वेदेवाः इ वो हस्तार्ष्य 


ख्राहाणके हाथमें या कुशापर गिरा दे। तत्पश्चात्‌ 
हाथ धोनेके लिये जल देकर क्रमशः गन्ध, पुष्प, 
धुप, दीप तथा आच्छादन-वस्त्र अर्पण करे। पुनः 
हस्त-शुद्धिके लिये जल दे। (विश्वेदेवोंको जो 
कुछ भी देना हो, वह सव्यभावसे उत्तराभिमुख 
होकर दे और पितरोंको प्रत्येक वस्तु अपसब्यभावसे 
दक्षिणाभिमुख होकर देनी चाहिये |) ॥ १-५॥ 

वैश्वदेव-काण्डके अनन्तर यज्ञोपवीत अपसव्य 
करके पिता आदि तौनों पितरोंके लिये तीन 
द्विगुधु कुरोको उनके आसनके लिये अप्रदक्षिण- 
कमसे दे। फिर पूर्ववत्‌ ब्राह्मणॉकी आज्ञा लेकर 
“उशन्तस्त्वा०' (यजु० १९।७०) इत्यादि मन्त्रसे 
पितरोंका आवाहन करके, ' आयन्तु नः०' (यजु० 
१९।५८) इत्यादिका जप करे । ' अपहता असुरा 
रक्षाऽसि बेदिषदः०'_ (यजु २।२।८)'¬ 
यह मनर पढ़कर सब ओर तिल बिखर वदेवं 
जो कार्य जौसे किया जाता है, बही पितृ-श्ाद्मे 
तिलसे करना चाहिये। अर्घ्य आदि पूर्ववत्‌ 
करे। संखव (द्राह्णके हाथसे चूये हुए जल) 
सितपत्रमे ग्रहण करके, भूमिपर दक्षिणाग्र कुश 
रखकर, उसके ऊपर उस पात्रको अधोमुख करके 
डुलका दे और कहे-'पितृभ्य: स्थानमसि। 
फिर उसके ऊपर अर्ध्यपात्र और पित्र आदि 
रखकर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि पितरॉको 
निवेदित करे। इसके बाद 'अग्नौकरण' कर्म 
करे। चीसे तर किया हुआ अन्न लेकर ब्राह्मणोंसे 
पूछे अग्नौ करिष्ये।' (मैं अग्निमें इसकौ 
आहुति दूँगा।) तब ब्राह्मण इसके लिये आज्ञा दें। 
इस प्रकार आज्ञा लेकर पित्‌-यज्ञकी भौति उस 
अन्नकी दो आहुति दे। [उस समय ये दो मन्त्र 
क्रमशः पढ़े--' अग्तये कव्यवाहनाय स्वाहा नमः। 
सोमाय पितृमते स्वाहा नमः।' (यजुः २। २९)] 
फिर होमशेष अन्नको एकाग्रचित्त होकर यथाप्रास 
यत्रय --विशेषतः चाँदीके पत्रमे परोसे। इस 


पकार अन्न परोसकर, 'पृथियी ते पात्र चौरषियानं 
ख्राहाणस्य मुखे०' इत्यादि मन्त्र पढ़कर पात्रको 
अभिमन्त्रित करें। फिर “इदं विष्णु;०' (यजु 

५। १५) इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करके अन्नम 
ख्राहाणके औँगूठेका स्पर्श कराये। तदनन्तर तीनों 


व्याहतियोसहित गायत्री-मन्त्र तथा 'मधुवाता०' | बोलें 


(बुर १३। २७-२९) -इत्यादि तीन ऋचाओंका 
जप करे और ब्राह्मणोंसे कहे--' आप सुखपूर्वक 
अन्न ग्रहण करें।' फिर वे ब्राह्मण भी मौन होकर 
परसम्रतापूर्वक भोजन करें। (उस समय यजमान 
क्रोध और उतावलीको त्याग दे और) जवतक 
आहाणलोग पूर्णतया तृ न हो जायें, तबतक 
पूछ-पूछकर प्रिय अन्न और हविष्य उन्हें परोसता 
रहे। उस समय पूवोक्त मनत्रोका तथा “पावमानी' 
आदि ऋचाओंका जप या पाठ करते रहना 
चाहिये। तत्पश्चात्‌ अन्न लेकर ब्राहाणोसि पूछे 
“बया आप पूर्ण त हो गये?' ब्राह्मण कहें -' 
हम दहो गये।' यजमान फिर पूछे 'शेष अन्नका 
क्या किया जाय? राण कहे इजनोंके साथ 
भोजन करो।' उनकी इस आज्ञाको “बहुत अच्छा" 
कहकर स्वीकार करे। फिर हाथमे लिये हुए 
अन्नको ब्राहमणेके आगे उनकी जूठनके पास ही 
दक्षिणाप्र-कुश भूमिपर रखकर उन कुशॉपर 
तिल-जल छोड़कर रख दे। उस समय 
*अग्निदग्धाक्ष चे०' इत्यादि मन्त्रका पाठ करे। 
फिर ब्राहाणेकि हाथमें कुछा करेके लिये एक- 
'एक बार जल दे। फिर पिण्डके लिये तैयार किया 
हुआ सारा अन्न लेकर, दक्षिणाभिमुख हो, पितृयज्- 
कल्पके अनुसार विलसहित पिण्डदान करे। इसी 
प्रकार मातामह आदिके लिये पिण्ड दे। फिर 
बराहाणोके आचमनार्थ जल दे। तदनन्तर बराहाणोंसे 
स्वस्तिवाचन कराये और उनके हाथमें जल देकर 
उससे प्रार्थनपूर्वक कहे ~“ आपलोग 'अक्षव्यपस्तु' 
कहें।” तब ब्राह्मण 'अक्षय्यम्‌ अस्तु' बोलें। 


इसके बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर कहे- 
“अब मैं स्वधा-वाचन कराऊैँगा।' ब्राह्मण कहें-- 
“स्वधा-वाचन कराओ।' इस प्रकार उनकी आज्ञा 
पाकर "पितरों और मातामहादिके लिये आप 
यह स्वधा-वाचन करें '-ऐसा कहे। तब ब्राहमण 
अस्तु स्वधा।' इसके अनन्तर पृथ्वीपर 
जल सौंचे और 'विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम।'--यों 
कहे। रण भी इस वाक्यको दुहे प्रयतां 
विश्वेदेवाः'। तदनन्तर ब्राह्मणोंकी आज्ञासे श्राद्धकर्ता 
तिम्माङ्कित मन्त्रका जप करे- 
"दातारो जोउभिवर्धन्ता वेदाः संततिरेव च। 
अद्धा च नो मा ख्यगमद्‌ बहुदेयं च नोऽसित्वति॥ 
“मेरे दाता बढ़ें। वेद और संतति बढ़े। हमारी 
श्रद्धा कम न हो और हमारे पास दानके लिये 
बहुत धन हो।' 
-यह कहकर ब्राह्मणोंसे नप्नतापूर्वक प्रियवचन 


|, | बोले और उन्हें प्रणाम करके विसर्जन करे-- 


'वाजे वाजे०' (यजु० ९। १८) इत्यादि ऋचाओंको 
चढ़कर प्रसत्तापूर्वक पितरोंका विसर्जन करे। 
पहले पितरोंका, फिर विश्वेदेवॉका विसर्जन करना 
चाहिये। पहले जिस अर्घ्यपात्रमें संलवका जल 
डाला गया था, उस पितृ-पात्रकों उतान करके 
जाहाणोँको बिदा करना चाहिये। प्रापकी सीमातक 
व्राहाणोके पीछे-पीछे जाकर, उनके कहनेपर 
उनकी परिक्रमा करके लौटे और पितसेवित 
शद्धात्रको इष्टजनोके साथ भोजन करे। उस 
सात्रियें यजमान और ब्राह्मण-दोनोंको ब्रह्मचारी 
रहना चाहिये॥६--२२॥ 

इसी प्रकार पुत्रजन्म और विवाहादि वृद्धिके 
अबसरोपर प्रदक्षिणावृतिसे नान्दौमुख-पितरोका 
जन करे। दही और बेर मिले हुए अन्नका पिण्ड 
दे और तिलसे किये जानेवाले सब कार्य जसे 
'करे। एकोहिट्टिश्राद्ध बिना वैश्वदेवके होता है। 
उसमें एक ही अर्घ्यपात्र तथा एक ही पवित्रक 


(दिया जाता है। इसमें आवाहन और अग्तौकरणकी | 
क्रिया नहीं होती। सब कार्य जनेऊको अपसव्य 
रखकर किये जाते हैं। 'अक्षय्यमस्तु' के स्थामं 
“उपतिष्ठताम्‌' का प्रयोग करे। "वाजे वाजे०' 
इस मन्त्रसे ब्राह्मणका विसर्जन करते समय 
*अभिरष्यताम्‌।' कहे और ब्राह्मणलोग ' अभिरता: 
सम: /-- ऐसा उत्तर दें। सपिण्डीकरण-शद्में 
पूर्वोक्त विधिसे अध्यसिद्धिके लिये गन्ध, जल 
और तिलसे युक्त चार अर्घ्यपात्र तैयार करे। 
(लमे तीन तो पितरोंके पात्र हैं और एक 
प्रेतका पात्र होता है।) इनमें प्रेत के पात्रका जल 
पितरोंके पात्रें डाले। उस समय “ये समाना०' 
इत्यादि दो मन्त्रांका उच्चारण करे। शेष क्रिया 
पूर्ववत्‌ करे। यह सपिण्डीकरण और एकोहिष्टराद् 
माताके लिये भी करना चाहिये। जिसका 
सपिण्डीकरण-श्राद्ध वर्ष पूर्ण होनेसे पहले हो 
जाता है, उसके लिये एक वर्षतक ब्राह्मणको 
सान्नोदक कुम्भदान देते रहता चाहिये। एक 
वर्षतक प्रतिमास मृत्यु-तिथिको एकोतिष्ट करना 
_चाहिये। फिर प्रत्येक वर्षमें एक बार क्षयाहतिथिको 
एकोदिष्ट करना उचित है। प्रथम एकोदिष्ट तो 
मरनेकै बाद ग्यारहवें दिन किया जाता है। सभी 
आद्धोमे पिण्डोंको गाय, बकरे अथवा लेनेकी 
इच्छावाले ब्राहाणको दे देना चाहिये। अथवा उन्हें 
अनिनमे या अगाध जलमें डाल देना चाहिये। 
जबतक ब्राह्मणलोग भोजन क्के वहाँसे उठ न 
जाये, तबतक उच्छिष्ट स्थानपर झाड़ू न लगाये। 
श्राद्ध हविष्यात्रके दानसे एक मासतक और 
खीर देनेसे एक वर्षतक पितरोंकी तृत्ति बनी 


रहती है। भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशीको, विशेषत: 
मघा नक्षत्रका योग होनेपर जो कुछ पितरेके 
निमित्त दिया जाता है, वह अक्षय होता है। एक 
_चतुर्दशीको छोड़कर प्रतिपदासे अमावास्यातककी 
चौदह तिथयो दान करनेवाला पुरुष क्रमशः 
इन चौंदह फलॉको पाता है -रूपशीलयुक्त कन्या, 
बुद्धिमान्‌ तथा रूपवान्‌ दामाद, पशु, श्रेष्ठ पत्र 
चत-विजय, खेतीमें लाभ, व्यापारमे लाभ, दो 
खुर और एक खुरबाले पशु, ब्रह्मतेजसे सम्पन्न 
पु, सुवर्ण, रजत, कुप्यक (त्रपु-सीसा आदि), 
जातियोंमें ठता और सम्पूर्ण मनोरथ। जो लोग 
शसम गये हों, उन्होंके लिये उस चतुर्दशी 
तिथिको श्राद्ध प्रदान किया जाता है। स्वर्ग, 
संतान, ओज, शौर्य, क्षेत्र, बल, पुत्र, श्रता, 
सौभाग्य, समृद्धि, प्रधानता, शुभ, प्रवृत्-चक्रता 
(अप्रतिहत शासन), वाणिज्य आदि, नौरोगता, 
यश, शोकहीनता, परम गति, धन, विद्या, चिकित्सामें 
सफलता, कुप्य (जपु-सौसा आदि), गौ, बकरी, 
भेड़, अश्च तथा आयु-इन सत्ताईस प्रकारके 
काम्य पदार्थोको क्रमशः वही पाता है, जो 
कृतिकासे लेकर भरणीपर्यन्त प्रत्येक नक्षत्रमे 
विधिपूर्वक श्राद्ध करता है तथा आस्तिक, श्रद्धालु 
एवं सद-मात्सय आदि दोषोंसे रहित होता है। 
बसु, रद्र और आदित्य--ये तीन प्रकारके पितर 
दके देवता हैं। ये आ्रदसे संतुष्ट किये जानेपर 
अलुष्योंके पितराँको तूस करते हैं। जब पितर तृत 
होते हैं, तब वे मनुष्योंको आयु, प्रजा, धन, 
विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान 
करते हैं॥ २३-४२॥ 


इस अकार आदि आनेक महापूर 'श्ाद्धकल्पका वर्णन" नामक 
एक सा तिश्सठकाँ अध्याय पूरा हुआ# १६३४ 
तत त 


७ अस्तिपुराण- 


एक सौ पैंसठवाँ अध्याय 
विभिन्न धर्मोका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ! हृदयमें जो 
सर्वसमर्थ परमात्मा दीपकके समान प्रकाशित होते 
हैं, मन, बुद्धि और स्मृतिसे अन्य समस्त विषयोंका 
अभाव करके उनका ध्यान करना चाहिये। उनका 
ध्यान कलेवाले ब्राह्मणको ही आके निमित्त 
दही, घौ और दूध आदि गव्य पदार्थ 
प्रदान करे। प्रयु, मसर, बैगन और कोदोका 
भोजन न करावे। जब पर्व-संधिके समय राहु 
सूर्यको प्रसता है, उस समय “हस्तिच्छाया-योग' 
होता है, जिसमें किये हुए श्राद्ध और दान 
आदि शुभकर्म अक्षय होते हैं। जब चन्द्रमा 
मघा, हंस अथवा हस्त नक्षत्रपर स्थित हो, उसे 
“वैवस्वती तिथि' कहते हैं। यह भी 'हस्तिच्छाया- 
योग! है। बलिवैश्रदेवमें अग्रिम होम करनेसे बचा 
हुआ अन्न बलिवैश्वदेवके मण्डलमें न डाले। 
अलिनके अभावमें वह अनन ब्राह्मणके दाहिने 
हाथमे रखे। ब्राह्मण वेदोक्त कर्मसे तथा स्तर 
व्यभिचारी पुरुषसे कभी दूषित नहीं होतो। 
अलात्कारसे उपभोग की हुई और शतके हाथमें 
पड़कर दूषित हुई स्त्रीका (त्रहतुकाल- पर्यन्त) 
परित्याग करे। नारी ऋतु-दर्शन होनेपर शुद्ध 
हो जाती है। जो सम्पूर्ण विश्व व्यास एक 
आत्माके व्यतिरेकसे विश्वमें अभेदका दर्शन 
करता है, वही योगी, ब्रहाके साथ एकीभावको 
प्राप्त, आत्मामें रमण करनेवाला और निष्पाप है। 
कुछ लोग इ्टरयके विषयोंसे संयोगको हो 
“योग” कहते हैं। उन मूखोने तो अधर्मको हो धर्म 
मानकर ग्रहण कर रखा है। दूसरे लोग मन और 
आत्माके संयोगको हो “योग' मानते हैं। मनको 
संसारके सब विषयोंसे हटाकर, 
एकाकार करके योगी 
हो जाता है। यह उत्तम 


रूपी कुट्म्बॉसे 'ग्राम' होता है। छठा मन उसका 
“मुखिया है। चह देवता, असुर और मनु्योसे 
नहं जीता जा सकता। पाँचों इन्द्रिय बहिरमुख हैं। 
उन्हें आध्यन्तरमुखी बनाकर इन्द्रियांको मनमें 
और मनको आत्मं निरुद्ध करें। फिर समस्त 
भावनाओंसे शुन्य कषे आत्माको पर परमात्मा 
लगावे। यही ज्ञान और ध्यान है। इसके विषयमे 
और जो कुछ भी कहा गया है, वह तो प्रन्थका 
विस्तार-मात्र है ॥ १--१३॥ 

“जो सब लोगोके अनुभवमें नहीं है, वह 
है'-यों कहनेपर विरुद्ध (असंगत)-सा प्रतीत 
होता है और कहनेपर वह अन्य मुष्के हयम 
नहीं बैठता। जिस प्रकार कुमारी स्त्री-सुखको 
स्वयं अनुभव करनेपर हौ जान सकती है, उसी 
प्रकार वह ब्रहम स्वतः अनुभव करलेयोग्य है। 
ोगरहित पुरुष उसे उसी प्रकार नहीं जानता, जैसे 
जज्मान्ध मनुष्य घडेको । रणको संन्यास-प्रहण 
करते देख सूर्य यह सोचकर अपने स्थानसे 
विचलित हो जाता है कि 'यह मेरै मण्डलका 
भेदन करके पसत्रहमको प्राप्त होगा।' उपवास, 
ब्रत, स्नान, तीर्थ और तप-ये फलप्रद होते हैं, 
परंतु ये राहणे द्वारा सम्पादित होनेपर सम्पन्न 
होते हैं और विहित फलको प्राति करते हैं। 
“प्रणब” परह परमात्मा है, 'प्राणायाम' ही परम 
तप है और “सावित्री'से बढ़कर कोई मन्त्र नहीं 
है। वह परम पावन माना गया है। पहले क्रमशः 
सोम, गन्धर्व और अग्नि-ये तीन देवता समस्त 
स्त्रियोंका उपभोग करते हैं। फिर मनुष्य उनका 
उपभोग करते हैं। इससे स्त्रियाँ किसीसे दूषित 
नहो होती हैं। यदि असवर्ण पुरुष नारीकी योनिम 
गर्भाधान करता है, तो जबतक नारी गर्धका प्रसव 
नहीं करती, तबतक अशुद्ध मानी जाती है। 


७ अध्याय १६६ ० 


३४ 


ममननम मनम 


गर्भका प्रसव होनेके बाद रजोदर्शन होनेपर नारी 
शुद्ध हो जाती है। श्रीहरिके ध्यानके समान 
'पापियोंकी शुद्धि करनेवाला कोई प्रायश्चित्त नहीं 
है। चण्डालके यहाँ भोजन करके भी ध्यान 
केसे शुद्धि हो जाती है। जो ब्राह्मण ऐसी 
भावना करता है कि “आत्मा “ध्याता' है, मन 
“च्यात” है, विष्णु 'ध्येय' हँ, श्रोहरि उससे प्रास 
होनेवाले 'फल' हैं और अकषयत्वकौ प्रतिके 
लिये उसका “विसर्जन' है", वह में पढ़ि- 
पावगोंको भौ पवित्र करनेवाला है। जो विज 
जैषठिक धर्ममें आसद होकर उससे च्युत हो जाता 
है, उस आत्मपातीके लिये म ऐसा कोई प्रायश्चित 
नही देखता, जिससे कि वह शुद्ध हो सके। जो 
अपनी पली और पुत्रोंका (असहायावस्थारमे) 
परित्याग करके संन्यास ग्रहण करते हैं, वे दूसरे 


में “विदुर'-संज्रक चण्डाल होते हैं, इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं है। तदनन्तर वह क्रमशः 
सौ वर्षतक गीध, बारह वर्षतक कुत्ता, बीस 
वर्षतक जलपक्षी और दस वर्षतक शूकरयोनिका 
भोग करता है। फिर वह पुष्प और फलोंसे 
रहित कँटीला वृक्ष होता है और दावाग्निसे दग्ध 
होकर अपना अनुगमन करनेवालॉके साथ दूँठ 
होता है और इस अवस्थामें एक हजार वर्षतक 
चेतनारहित होकर पड़ा रहता है। एक हजार वर्ष 
जौतनेके बाद वह ब्रहराक्षस होता है। तदनन्तर 
योगरूपी नौकाका आश्रय लेनेसे अथवा 
कुलके उत्सादनद्ारा उसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। 
इसलिये योगका ही सेवन करे; क्योंकि पापोंसे 
छुटकारा दिलानेके लिये दूसरा कोई भी मार्ग नहीं 
है॥ १४-२८॥ 


इस प्रकार आदि आप्नेक महपुराणरमे “विभ का वर्षन” नामक 
रक सौ पठा अध्याय पता हुआ १६५७ 


rere 
एक सौ छाछठवाँ अध्याय 


वर्णाश्रम-धर्म 
पुष्कर कहते हैं-- अब मैं त और स्मार्त- 
धर्मका वर्णन करता हूँ। वह पाँच प्रकारका माना 
गया है। वर्णमात्रका आश्रय लेकर जो अधिकार 
अवृत्त होता है, उसे “वर्ण-घर्म' जानना चाहिये। 
जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-इन तीनों 
वर्णोके लिये उपनयन-संस्कार आवश्यक है। यह 
"वर्ण-धर्म' कहलाता है। आश्रमका अवलम्बन 
लेकर जिस पदार्थका संविधान होता है, वह 
'आश्रम-धर्म' कहा गया है। जैसे भित्र- 
पिण्डादिकका विधान होता है। जो विधि दोनोके 
निमित्तसे प्रवर्तित होती है, उसको “नैमित्तिक' 
मानना चाहिये। जैसे प्रायश्चित्तका विधान होता 
है॥१-३ ६॥ 


आदिका वर्णन 

राजन्‌। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
संन्यासी--इनसे सम्बन्धित धर्म 'आश्रम-धर्म' 
आता गया है। दूसरे प्रकारसे भी धर्मके पाँच भेद 
होते हैं। षाड्गुण्य (संधि-विग्रह आदि)-के 
अभिधानमें जिसकी प्रवृत्ति होती है, वह 'दृष्ार्थ' 
बतलाया गया है। उसके तीन भेद होते हैं। 
अन्त्र-यश-प्रभूति “अदृशर्थ' हैं, ऐसा मनु आदि 
कहते हैं। इसके सिवा “उभयार्थक व्यवहार', 
*दण्डधारण' और “तुल्वार्थ-विकल्प'-ये भी 
अज्ञमूलक धर्मके अङ्ग कहे गये हैं। वेदमें धर्मका 
जिस प्रकार प्रतिपादन किया गया है, स्मृतिमे भी 
जैसे ही है। कार्यके लिये स्मृति वेदोक्त धर्मका 
अनुवाद करती है--ऐसा मनु आदिका मत है। 


इसलिये समृतियोमें उक्त धर्म वेदोक्त धर्मका 
गुणार्थ, परिसंख्या, विशेषतः अनुवाद, विशेष 
दृशर्थ अथवा फलार्थ है, यह राजि मनुका 
सिद्धान्त है॥ ४-८ ॥ 

निम्नलिखित अड़तालीस संस्कारोसे सम्प 
मनुष्य ब्रह्मलोकको प्राह होता है--(१) गर्भाधान, 
(२) पुंसवन, (३) सीमन्तोन्नयन, (४) जातकर्म, 
(५) नामकरण, (६) अन्नप्राशन, (७) चूडाकर्म, 
(८) उपनयन-संस्कार, (९-१२) चार वेदव्रत 
(वेदाध्ययन), (१३) स्नान (समावर्तन), (१४) 
सहधर्िणी-संयोग (विवाह), (१५-१९) 
पञ्चयज्ञ देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, भूतयज्ञ 
था ब्रह्य, (२०-२६) सात पाक-यज्ञ- 
संस्था, (२७-३४) अष्टका--अष्टकासहित तोन 
पार्वण श्राद्ध, श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री और 
आश्चयुजी, (३५-४१) सात हविर्ज्ञ- संस्था 
अल्याधेय, अग्निहोत्र, दर्श- पौर्णमास, चातुर्मास्य, 
आग्रहायणेष्टि, निरूदपशुबन्ध एवं सौत्रामणि, 
(४२-४८) सात सोम-संस्था--अग्निष्टप, 
अत्प्विश्टोम, उक्थ्य, पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र 


और आकोर्याम। आठ आत्पगुण हैं--दया, क्षमा, 
अनसूया, अनायास, माङ्गल्य, अकार्पण्य, अस्पृहा 
तथा शौच। जो इन गुणोंसे युक्त होता है, वह 
परमधाम (स्वर्ग)-को प्राप्त करता है॥ ९-१७ ३ ॥ 

मार्गगमन, मैथुन, मल-मृतरेत्स्ग, दधायन, 
सनान और भोजन--इन छः कार्योको करते समय 
मौन धारण करना चाहिये। दान कौ हुई वस्तुका 
पुनः दान, पृथक्याक, घृतके साथ जल पीना, 
दूधके साथ जल पीना रात्रिमे जल पीना, दाँतसे 
जञ आदि काटना एवं बहुत गरम जल पीना 
इन सात बातॉंका परित्याग कर देना चाहिये। 
स्तक पश्चात्‌ पुष्पचयन न करे; क्योंकि से पुष्प 
देवताके चढ़ानेयोग्य नहाँ माने गये हैं। यदि कोई 
अन्यगोत्रीय असम्बन्धी पुरुष किसी मृतकका 
अम्लि-संस्कार करता है तो उसे दस दिनतक 
पिण्ड तथा उदक-दानका कार्य भी पूर्ण करना 
चाहिये। जल, तृण, भस्म, हार एं मार्ग इनको 
चे रखकर जानेसे पड्कदोष नहीं माना जाता। 
भोजनके पूर्व अनामिका और नके प्ठके संयोगसे 
पक्षप्रणोंको आहुतियों दनी चाहिये ॥ १८-२२॥ 


इस शकार आदि आग्नेय महापुराणे “वर्माक्रमधर्म आदिका वर्णन" नामक 
एक साँ छाछठवाँ अध्याय पूर हुआ# १६६४ 
fo 
एक सौ सड़सठवाँ अध्याय 
ग्रहोंके अयुत-लक्ष-कोटि हवनोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ अब यै शान्ति, | बुध, 


समृद्धि एवं विजय आदिको प्रातिके निमित्त 
ग्रहयज्ञका पुनः वर्णन करता हूँ। प्रहयज्ञ 
'अबुतहोमात्मक', 'लक्षहोमात्मक' और 
*कोटिहोमात्मक 'के भेदसे तीन प्रकारका होता 
है। अस्निकुण्डसे ईशानकोणमें निर्मित बेदिकापर 
मण्डल (अष्टदलपद्य) बनाकर उसमे ग्रहका 
आवाहन करे। उत्तर दिशामें गुर, ईंशानकोणमें 


पूर्वदलमें शुक्र, आलेयममे चरमा, दक्षिणम 
भम, मध्यभागे सूय, पक्षम शनि, यमे रह 
और वायव्यरमे केतुक अङ्कित करे। शिव, पार्वती, 
कार्रिकेय, विष्णु, ब्रह्म, इत्र, यम, काल और 
चित्रगुत--ये ' अधिदेवता' कहे गये हैं। अनि, 
वरुण, भूमि, विष्णु, इन्द्र, शचीदेवी, प्रजापति, 
सर्प और ब्रह्मा-ये क्रमशः 'परत्यधिदेवता' हैं।* 
गणेश, दुर्गा, वायु, आकाश तथा अश्विनीकुमार- 


न आ का और आस ध मल एन है। पु मके 


स्थातपर अरुण 'अभिदेवशा' माने गवे हैं। 


4 अध्याय १६७ ० 


३४५ 


ये 'कर्म-सादुण्य-देवता' हैं। इन सबका वैदिक 
औज-मनत्रोसे यजन करे। आक, पलाश, खदिर, 
अपामार्ग, पीपल, गूलर, शमी, दूर्वा तथा कुशा- 
ये क्रमशः नवग्रहोंको समिधाएँ हैं। इनको मधु, 
घृत एवं दभिसे संयुक्त करके शतसंख्यायें आठ 
बार होम करना चाहिये। एक, आठ और चार 
कुम्भ पूर्ण करके पूर्णाहुति एवं वसुधारा दे। फिर 
ग्राहाणोंको दक्षिणा दे। यजमानका चार कलशेकि 
जलसे मन्तरोचचारणपूर्वक अभिषेक करे। (अभिषेकके 
समय यों कहना चाहिये--) “बह्मा, विष्णु और 
महेश्वर आदि देवता तुम्हारा अभिषेक करें। 
बासदेव, जगन्नाथ, भगवान्‌ संकर्षण, प्रधुम्त और 
अनिरुद्ध तुम्हें विजय प्रदान करें। देवराज इन, 
भगवान्‌ अल्लि, यमराज, निति, वरुण, पवन, 
धनाध्यक्ष कुबेर, शिव, ब्रह्मा, शेषनाग एवं समस्त 
दिक्पाल सदा तुम्हारी रक्षा करें। कीर्ति, लक्ष्मी 
भृति, मेध, पुष्टि श्रद्धा, क्रिया, मति, बुढि, 
लज, वपु, शान्ति, तुष्टि और कान्ति--ये लोक- 
जननी धर्मकी पलिया तुम्हार अभिषेक करें। 
आदित्य, चन्रमा, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 
स्यत शनि, राहु तथा केतु-ये ग्रह परित होकर 
तुम्हारा अभिषेक करें। देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, 
राक्षस, सर्प, ऋषि, मनु, गएं, देवमाताएँ, देवाङ्गनाएँ, 
वृक्ष, नाग, दैत्य, अप्सराओँके समूह, अस्त्र- 
शस्त्र, राजा, वाहन, ओषधियाँ, रतन, काल- 
विभाग, नदी-नद, समुद्र, पर्वत, तीर्थ और मेघ-- 
ये सब सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओँकी सिद्धिके 


लिये तुम्हारा अभिषेक करें'॥ १-१७ ६॥ 

तदनन्तर यजमान अलंकृत होकर सुवर्ण, गौ, 
अन्न और भूमि आदिका निम्ताङ्कित मन्तरोंसे दान 

कपिले रोहिणि! तुम समस्त देवताओंकी 
पूजनीय, तीर्थमयी तथा देवमयी हो; अतः मुझे 
शान्ति प्रदान करो । शङ्ख! तुम पुण्वमय पदार्थों 
पुष्यस्वरूप हो, मज़लॉंके भी मङ्गल हो, तुम 
सदा विष्णुके द्वारा धारण किये जाते हो, अतएव 
मुझे शान्ति दो'। धर्म! आप वृषरूपसे स्थित 
होकर जगत्को आनन्द प्रदान करते हैं। आप 
अषटपूर्ति शिवके अघिष्ठान हैं, अतः मुझे शान्ति 
दौजिये' ॥१८--२१॥ 

“सुवर्ण! हिरण्यगर्भके गर्भमै तुम्ही स्थिति 
है। तुम अम्तिदेवके वीयसे उत्पन्न तथा अगना 
पुण्पफल वितरण करनेवाले हो, अत: मुझे शान्ति 
प्रदान करो" । पौताम्बर-युगल भगवान्‌ वासुदेवको 
अत्यन्त प्रिय है; अतः इसके प्रदानसे भगवान्‌ 
हर मुझे शान्ति दे'। अश्व तुम स्वरूपे विष्णु 
हो; क्योंकि तुम अमृतके साथ उत्पन्न हुए हो। तुम 
सूर्व-चन्द्रका सदा संबहन करते हो; अतः मुझे 
शान्ति दो*। पृथिवी! तुम समग्ररूपमें धेनुरूपिणी 
हो। तुम केशवके समान समस्त पापोंका सदा 
अपहरण करती हो। इसलिये मुझे शान्ति प्रदान 
करो"। लौह! हल और आयुध आदि कार्य सर्वदा 
कुह अधीन है, अत: मुझे शान्ति दो'॥ २२-२६॥ 

“छाग! तुम यज्ञेके अङ्गरूप होकर स्थित हो। 
तुम अभ्लिदेवके नित्य वाहन हो; अतएव मुझे 


किले सपदेवान  पुतोयम रक्षक 
पयस शद्ध इयतां मङ्गा च मङ्गलम्‌ 


। बस्मादमृतसम्धवः । 
समाव जौ सर्दा धेः कला । सर्वा 


प्मादावस कर्मा तवाधीनानि सवत। 


सवमतो दसद सालि प्छ म॥१९॥ 
हु विधो निलम: शिं प्रयच्छ मे॥ २० 


जानो नित्यम सातिं षठ मे॥ २४७ 
हितदनशः काति प्रच्छ मे॥ २५१ 
'खाङगलाषावुवादीनि अतः शनिं च्छ मे॥ २६१ 


३७ 


= अग्निपुताणन 


शान्तिसे संयुक्त करो'। चौदहों भुवन गौओकि 
अङ्गे अधिडित हैं। इसलिये मेरा इहलोक और 
'परलोकमें भो मङ्गल हो'। जैसे केशव और 
'शिवकी शय्या अशून्य है, उसी प्रकार शय्यादानके 
अधावसे जन्म-जनमें मेरी शव्या भो असूय रहे'। 
जैसे सभी रुलॉमें समस्त देवता प्रतित हैं, उसो 
प्रकार चे देवता रलदानके उपलब्यमं मुझे शान्ति 
प्रदान करें"। अन्य दान भूमिदानकी सोलहबी 
कलाके समान भी नहीं हैं, इसलिये भूमिदानके 
प्रभवे मेरै पाप शान्त हो जाँ” ॥ २७--३१॥ 

दक्षिणायुक्त अयुतहोमात्मक प्रहयजञ समे 
विजय प्राप्त करनेवाला है। विवाह, उत्सव, यश, 
तिद कर्ममे इसका प्रयोग होता है। लक्षहोमात्मक 
और कोटिहोमात्मक-ये दोनों ग्रहयज्ञ सम्पूर्ण 
कामनाओंकी प्राति करनेवाले हैं। अयुतहोमात्मक 
यके लिये गृहदेशमें यज्ञमण्डपका निर्माण करके 
उसमें हाथभर गहरा मेखलायोनियुक्त कुण्ड बनावे 
और चार ऋ्विजॉका चरण करे अथवा स्वयं 
अकेला सम्पूर्ण कार्य करे। लक्षहोमात्मक यमे 
पूर्वकी अपेक्षा सभी दसगुना होता है। इसमें चार 
हाथ या दो हाथ प्रमाणका कुण्ड यनाये। इसमें यसा 
पूजन विशेष होता है। (तार्क्य-पूजनका मन्त्र 
यह है--) ताय! सामध्यनि तुए शरीर है। तुम 
अहरिके वाहन हो। विष-रोगको सदा दूर करनेवाले 
'हो। अतएव मुझे शान्ति प्रदान करो'॥ ३२-३५ ६॥ 

तदत्र कलशोंको पूर्ववत्‌ अभिमन्त्रित करके 


लक्षहोमका अनुष्ठान करे। फिर "वसुधारा' देकर 
श्या एवं आभूषण आदिका दान करे । लक्षहोममें 
दस या आठ ऋत्विज होने चाहिये। दक्षिणायुक्त 
लक्षहोमसे साधक पुत्र, अन्न, राज्य, विजय, भोग 
एवं मोक्ष आदि प्राप्त करता है। कोटि-होमात्मक 
रयड र्वो फलोके अतिरिक्त शत्रुओका विनाश 
करनेवाला है। इसके लिये चार हाथ या आठ 
हाथ गहरा कुण्ड बनाये और बारह ऋत्विजोंका 
दरण करे। पटपर पच्चीस या सोलह तथा द्वार॒पर चार 
कलशोंकी स्थापना करे। कोटिहोम करनेवाला 
सम्पूर्ण कामनाओसे संयुक्त होकर विष्णुलोकको 
प्रा्त होता है । ग्रह-मन्त्र, वैष्णव-मन्त्र, गायत्री 
मन्त्र, आलेय-मन्त्र, शैव-मन्त्र एवं प्रसिद्ध वैदिक- 
मनसे हवन करे। तिल, यव, घृत और धान्यका 
हवन कलेवाला अश्वमेधयज्ञके फलको प्रास 
करता है। विद्वेषण आदि अभिचार-कमॉमे त्रिकोण 
कुण्ड विहित है। इनमें रक्तबस्त्रधारी और उन्मुककेश 
मन्त्रसाधकको शत्रुके विनाशका चिन्तन करते 
हुए, बाँचें हाथसे शयेन पक्षौकी लक्ष अस्थियोंसे 
युक्त समिधाओंका हवन करना चाहिये ( हवनका 
मन्त्र इस प्रकार है- 

'डुरचित्ियास्तस्बै सन्तु यो दष्ट हुँ फट्‌। 

फिर छुरेसे शत्रुकी प्रतिमाको काट डाले और 
पिष्टमय शुका अग्निम हवन करे। इस प्रकार जो 
अत्याचारी शत्रुके विनाशके लिये यज्ञ करता है, 
वह स्वर्गलोकको प्राप्त करता है॥ ३६--४४॥ 


इस प्रकार आदि आ्लेय महातुराणरमे “हके अजुत-लक्ष-कोटि हवना वर्णन” मक 
एक सौ सङ्सठवाँ अध्याय पूरा हुआ १६७० 


७ अध्याय १६८ ० 


एक सौ अड्सठवाँ अध्याय 
महापातकोंका वर्णन 


पुष्कर कहते हैं-- जो मनुष्य पापोंका प्रायश्चित 
ज को, राजा उन्हें दण्ड दे। मनुष्यको अपने 
पापोंका इच्छासे अथवा अनिच्छासे भी प्रायश्चित 
करना चाहिये उन्मत, क्रोधी और दुःखसे आतुर 
भनुष्यका अन्न कभी भोजन कहाँ करना चाहिये। 
जिस अन्नका महापातकी ने स्पर्श कर लिया हो, 
जो रजस्वला स्रव छुआ गया हो, उस अन्रका 
भी परित्याग कर देना चाहिये। ज्यौतिषों, गणिका, 
अधिक मुनाफा करजेवाले ब्राह्मण और क्षत्रिय, 
गायक, अभिशाप, नपुंसक, घरमें उपपतिको 
रखनेवाली स्त्री, धोबी, नृशंस, भार, जुआरी, 


तपका आडम्बर करनेवाले, चोर, जल्लाद, | लहसुन 


कुण्डगोलक, स्यार पराजित, वेदोका विक्रय 
करनेवाले, नट, जुलाहे, कृतध्न, लोहार, निषाद, 
कैज, ढोंगी संन्यासी, कुलटा स्त्री, तेली, 
आरूढ-पतित और श्रुके अन्नका सदैव परित्याग 
'करे। इसी प्रकार ब्रा्मणके बिना बुलाये ब्राह्मणका 
अन्न भोजन न करे। शो तो निमन्त्रित होनेपर 
भी ब्राह्मणके अन्नका भोजन नहीं करना चाहिये। 
इनमेंसे बिना जाने किसीका अन्न खानेपर तीन 
'दिनतक उपवास करे। जान-बूझकर खा लेनेपर 
'कृच्छ्ग्रत' करे। वीर्य, मल, मूत्र तया पाक 
चाण्डालका अन्न खाकर 'चानद्रायणव्रत' करे। मृत 
व्यक्तिके उद्देश्यले प्रदत्त, गायका सूँघा हुआ, शूर 
अथवा कुत्तेके द्वारा उच्छिष्ट किया हुआ तथा 
पतितका अन्न भक्षण करके “तप्रकृच्छ्‌' करे। 
किसीके यहाँ सूतक होनेपर जो उसका अन्न 
खाता है, वह भी अशुद्ध हो जाता है। इसलिये 
अशौचयुक्त मनुष्यका अन्न भक्षण कसेर 'कृष्ठत्त' 
करे। जिस कुएँमें पाँच नखोँवाला पशु मरा पड़ा 
हो, जो एक बार अपवित्र वस्तुसे यु हो चुका 
हो, उसका जल पौनेपर श्रेष्ठ ब्राह्मणकों तीन 


दिनतक उपवास रखना चाहिये। शूको सभी 
आयश्चितत एक चौथाई, वैश्यको दो चौथाई और 
क्षत्रियको तीन चौथाई करने चाहिये। ग्रामसूकर, 
गर्दभ, उष्ट, शृगाल, वानर और काक-इनके 
'मल-मूत्का भक्षण करनेपर ब्राह्मण 'चान्रायण- 
व्रत' करे। सूखा मांस, मृतक व्यक्तिके उद्ेश्यस 
दिया हुआ अन्न, करक तथा कच्चा मांस खानेवाले 
जीव, शूकर, उट, शृगाल, घानर, काक, गौ, 
मलुष्द, आश, गर्दभ, छत्ता शाक, मुर्गे और 
हाथोका मांस खानेपर 'तसकृष्छ'से शुद्धि होती 
है। ब्रहाचारी अमाश्रादधमें भोजन, मधुपान अथवा 
और गाजरका भक्षण करेपर 
"आराजापत्यकृच्छ' से पवित्र होता है। अपने लिये 
पकाया हुआ मांस, पेलुगव्य (अण्डकोषका मांस), 
पेयूप (ब्यायो हुई गौ आदि पशुओंका सात 
दिनके अंदरका दूध), श्लेष्मातक (बहुवार), 
मिट्टी एवं दूषित खिचड़ी, लप्सी, खीर, पूआ 
और पूरी, यज्ञ-सम्बन्धो संस्कार-रहित मांस, 
देवताके निमित्त रखा हुआ अन्न और हथि- 
इनका भक्षण करनेपर 'चान्द्रायण-व्रत' करनेसे 
सुद्धि होती है। गाय, भैंस और बकरीके दूधके 
सिवा अन्य पशुओंके दुश्धका परित्याग करना 
चाहिये। इनके भी व्यानेके दस दिनके अंदरका 
दूध काममें नहीं लेना चाहिये। अम्निहोत्रकी 
प्रश्चलित अग्निम हवन करनेवाला ब्राह्मण यदि 
स्वेच्छापूर्वक जौ और गेहुँसे तैयार कौ हुई 
वस्तुओं, दूधके विकारों, वागपाइगवचक्र आदि 
तथा तैल-घी आदि चिकने पदारथासे संस्कृत 
बासी अन्नको खा ले तो उसे एक मासतक 
“चानद्रायणत्रत' करना चाहिये; क्योंकि वह दोष 
वीरहत्याके समान माना जाता है॥ १-२ 

जहाहत्या, सुरान, चोरी, गुक्तल्पगमन--ये 


“महापातक' कहे गये हैं। इन पापोके कसेबाले 
मुष्का संसर्ग भी “महापातक' माना गया है। 
झूठको बढ़ावा देना, राजाके समीप किसोको चुगलो 
करना, गुरुपर झूठा दोषाशेपण--ये 'ब्रहाहत्या'के। 
समान हैं। अध्ययन किये हुए वेदका विस्मरण, 
वेदनिन्दा, झूठी गवाही, सुइद्का वध, निन्दित 
अन्न एवं घृतका भक्षण--ये छः पाप सुशपानके 
समान माने गये हैं। धरोहरका अपहरण, मनुषय, 
घोडे, चाँदी, भूमि और होरे आदि रलोंको चोरो 
सुवर्णकी चोरके समान मानी गयी है। सगोत्रा 
स्त्री, कुमारी कन्या, चण्डाली, मित्रपली और 
पुत्रवधू--इनमें वीर्यपात करना ' गुरुपलीगमन'के 
समान माना गया है। गोवध, अयोग्य व्यक्तिसे यज्ञ 
कराना, परसस्रीगमन, अपनेको बेचना तथा गुरु, 
'माता, पिता, पुत्र, स्वाध्याय एवं अग्तिका परित्याग, 
परिवत्ता आथवा परिविति होना-इन दोनोमेंसे 
'किसौको कन्यादान करना और इनका यज्ञ कराना, 
कन्याको दूषित करना, व्याजसे जौविका-ि्वाह, 
्तभङ्ग, सरोवर, उद्यान, स्री एवं पुत्रको बेचना, 
समयपर यज्ञोपजीत ग्रहण न कसा, बान्थवॉका 
त्याग, वेतन लेकर अध्यापन-कार्य करना, वेतनभोगी 
गुरसे पढ़ना, न बेचनेयोग्य वस्तुको बेचना, सुवर्ण 
आदिकी खानका काम कला, विशाल यनत चलाना, 


लता, गुल्म आदि ओषधियोंका नाश, स्तरियोके द्वारा 
जीविका उपार्जित करना, नित्य-नैमित्तिक कर्मका 
उलङ्घन, लकड़ोके लिये हरे-भर वृक्षको काटना, 
अनेक स्त्रियोंका संग्रह, स्त्री-निन्दकोंका संसर्ग, 
केवल अपने सार्क लिये सम्पूरण-कर्मोका 
आरम्भ करना, निन्दित अन्नका भोजन, अग्निहोत्रका 
परित्याग, देवता, ऋषि और पितरोंका ऋण न 
चुकाना, असत्‌ शास्तरोको पढ़ना, दुःशीलपरायण 
होना, व्यसनमें आसक्ति, धान्य, धातु और 
परुओंक चोरी, मद्यपान करनेवाली नारौसे 
समागम, स्त्री, शूद्र, वैश्य अथवा क्षत्रियका वध 
करना एवं नास्तिकता--ये सब ' उपपातक' हैं। 
खराहाणको परहार करके रोगी बनाना, लहसुन और 
मघ आदिको सुँघना, भिक्षासे निर्वाह करना, 
गुदावैधुन--ये सब 'जाति- भ्रंशकर पातक' बतलाये 
गये हैं। गर्दभ, घोडा, उँट, मृग, हाथी, भ, 
बकर, मछली, सर्प और नेवला--इनमेंसे किसीका 
यध “संकरीकरण' कहलाता है। निन्दित मनुष्योसे 
धनप्रहण, वाणिज्यवृति, शूक सेवा एवं असत्य- 
भाषण-ये 'अपात्रीकरण पातक" माने जाते हं 
कृमि और कीटॉका बध, मद्ययुक्त भोजन, फल, 
काष्ठ और पुष्पकी चोरी तथा धैर्यका परित्याग -- 
चे 'मलिनीकरण पातक" कहलाते हैं॥ २४--४०॥ 


स रकार आहि आगोश महारणम 'यहाधातका आदिका वर्णन नामक 
एक सां अड़सठकाँ अध्या पूण हुआ# १६८॥ 


एक सौ उनहत्तरवाँ अध्याय 
ब्रह्महत्या आदि विविध पापोंके प्रायश्चित 


पुष्कर कहते हैं-- अब में आपको इन सब 
पापक प्रायश्चित्त बतलाता हूँ। ब्रहमहत्या करनेवाला 
अपनी शुद्धिके लिये भिक्षाका अन्न भोजन करते 
हुए एवं मृतकके सिरकी ध्वजा धारण करके, 
नमे कुटौ बनाकर, बारह वर्षतक निवास करे। 


अथवा नचे मुख करके धधकती हुई आगमं तीन 
बार गिरे। अथवा अश्वमेधयज्ञ या स्वर्गपर विजय 
पराल करनेवाले गोमेध यज्ञका अनुष्ठान करें 
अथवा किसी एक वेदका पाठ करता हुआ सौ 
'योजनतक जाय या आप सर्वस्व दवे ब्राहाणको 


4 अध्याय १६९० 


दन कर दे। महापातकी मनुष्य इन तसे अपना 
पाप नष्ट कर डालते है॥ १-४॥ 

गोवध कलेवाला एवं उपपातको एक मासतक 
यवपान करके रहे। चह सिएका मुण्डन कराकर 
उस गौका चर्म ओढ़ हुए गोशालामें निवास करे। 
दिके चतुर्थ प्रहरमें लवणहीन अन्नका नियमित 
भोजन करे। फिर दो महीनॉतक इन्द्रयॉको वशमें 
करके नित्य गोमूत्रसे स्तान करे। दिते गौओके 
चीछे-पीछे चले और खड़े होकर उनके खुरे 
उडती हुई धूलिका पान करे। व्रतका पूर्णरूपसे 
अनुष्ठान करके एक बैलके साथ दस गौऑका 
दान करे। यदि इतना न दे सके तो वेदवेला 
ज्ह्मणोंको अपना सर्वस्व-दान कर दे। यदि 
रोकनेसे गौ मर जाय तो एक चौथाई प्रायश्चित, 
अँधनेके कारण मर जाय तो आधा प्रायश्चित, 
जोतनेके कारण मर जाय तो तीन पाद प्रायश्चित 
और माखेपर मर जाय तो पूरा प्रायक्षित करना 
चाहिये। वन, दुर्गम स्थान, ऊबड़-खाबड़ भूमि 
और भयप्रद स्थानम गौको मृत्यु हो जाय तो 
चौथाई प्रायक्षितका विधान है। आभूषणके लिये 
गेम घण्टा बाँचनेसे गौकी मृत्यु हो तो आधा 
यक्त करे। दमन करने, बाधने, रोकने, 
गामं जोतने, खू, रस्सी अथवा फंदेमे बाँचनेपर 
यदि गौकी मृत्यु हो जाय तो तीन चरण प्रायश्चित 
करे। यदि गौका संग अथवा हड्डी टूट जाय या 
चूँछ कट जाय तो जबतक गौ स्वस्थ न हो जाय, 
तबतक जौकी लप्सी खाकर रहे और गोमती 
विद्याका जप करे, गौकी स्तुति एवं गोमतीका 
स्मरण करे। यदि चहुत-से मुष्के द्वारा एक गौ 
मारी जाय तो वे सब लोग अलग-अलग 
गोहत्या एक-एक पाद यशि करें। उपकार कसे 


हुए यदि गौ मर जाय तो पाप नहीं लगता 
है॥५- (४४ 

उपपातक कलेवालॉको भी इसी व्रतका 
आचरण करता चाहिये। ' अवकीर्णी”' को अपनी 
शुद्धिके लिये चाद्रायण-ब्रत करना चाहिये। 
अथवा अवकीर्णा रातके समय चौरहेपर जाकर 
पाकयजके विधानसे निर्ऋतिके उद्देश्से काले 
गदहेका पूजन करे। तदनन्तर वह बुद्धिमान्‌ 
'अहाचारी अग्ति-संचयन करके अनते 'समासिञ्चन्तु 
मरुतः इस ऋचासे चन्द्रमा, इन्द्र, वृहस्पति 
और आलके उद्देश्यसे पृतकी आहुति दे। अथवा 
गर्दभका चर्म धारण करके एक वर्षतक पृथ्वौपर 
विचरण करे ॥ १५-१७ ६॥ 

अज्ञानसे भ्रूण-हत्या करनेपर ब्रहहत्याका 
यकषत करे । मोहवश सुरापान करनेवाला हिज 
अम्लिके समान जलती हुई सुका पान करे। 
अधवा तपाकर अग्निके समान रंगवाले गोमूत्र या 
जलका पान करे। सुवर्णकी चोरी करेवाला 
आहण राजाके पास जाकर अपने चीर्य-कर्मके 
विषयमे बतलाता हुआ कहे-'आप मुझे दण्ड 
दोजिये।' तब राजा मूसल लेकर अपने-आप 
आये हुए उस ब्राह्मणकों एक बार मारे। इस 
प्रकार वध होनेसे अथवा तपस्या करोमे सुवर्णकी 
चोरी करनेवाले ब्राह्मणकी शुद्धि होती है। गर 
पली-गमन करनेवाला स्वयं अपने लिङ्ग और 
अण्डकोषको काटकर उसे अअलिमें ले, मरनेतक 
कल्यकोणकी ओर चलता जाय। अथवा इन्द्रयोको 
संवममें रखकर तीन मासतक “चारायण” व्रत 
करे। जान-बूझकर कोई-सा भी जाति-प्रंशकर 
पातक करके “सांतपनकृच्छू” और अज्ञानवश हो 
जानेर 'प्राजापत्वकृच्छ  करे। संकरीकरण अथवा 


कमलो रख सेके यसय दिनः । आकरे जता जाहि 


लक एस 


“जारि. स्थित दविलका च्व किसी से रात कसत धर्मको जानेवाला तका अतिक्रमण 
[बलाय गया है । ऐसा करनेवाले चाक ही ' आवको" कहते हँ ।' 


३५० 


+अस्तिपुतणन 


ममम ममम 


अपात्रीकरण पातक कलेपर एक मासतक | 
चाद्रायणत्रत करनेसे शुद्धि होती है। मलिनोकरण 
पातक होनेपर तीन दिनतक तप्वावकका पात 
करे। क्षत्रियका वध कलप ब्रहाहत्याका चौथाई 
पयश्च विहित है। वैश्यका चथ करनेपर 
अष्टमां, सदाचार शूका यथ करनेपर घोडशांश 
्रवश्चित्त करे। बिल्ली, नेवला, नीलकण्ठ, मेड, 
कुत्ता, गोह, उलूक, काक अथवा चारोमेंसे किसो 
चर्णकी स्वरकी हत्या होनेपर शूटहत्याका प्रायशित 
करे। स्वरकी अज्ञानवश हत्या करके भी शूद्रहत्याका 
यशच करे। सर्पादिका वध होनेपर 'नकब्रत' 
और अस्थिहीन जीवॉकी हत्या होनेपर 'प्राणायाम' 
करे॥ १८--२८॥ 

'दूसरेके घरसे अल्पमूल्यवाली वस्तुकी चोरी 
करके “सांतपनकृच्छ" करे। तके पूर्ण होनेपर 
शुद्धि होती है। भक्ष्य और भोज्य वस्तु, यान, 
शव्या, आसन, पुष्प, मूल और फलॉको चोतीमें 
पश्गव्यके पासे शुद्धि होती है। तृण, काठ, 
वृक्ष, सूखे अनाज, गुड़, वस्त्र, चर्म और मांसकी 
चोरी करनेपर तीन दिनतक भोजनका परित्याग 
करे। मणि, मोती, मूँगा, ताँबा, चाँदी, लोहा, 
काँसा अथवा पत्थरकी चोरी कस्नेवाला बारह 
(दिनतक अग्रका कणमात्र खाकर रहे। कपास, 
रेशम, ऊन तथा दो खुरवाले बैल आदि, एक 
खुरबाले घोड़े आदि पशु, पक्षी, सुगन्धित य, 


औषध अथवा रस्सी चुरानेवाला तौन दिनतक 
दूध पीकर रहे॥ २९--३३॥ 

मित्रप, पुत्रवधू, कुमारी और चाण्डालीमें 
चोर्यपात करके गुरुपली-गमनका प्रायश्चित करे। 
फुफेरी बहन, मौसेरी बहन और सगो ममेरी 
बहनसे गमन करनेवाला चान्द्रायण-व्रत करे। 
भनु्येतर योनि, रजस्वला स्त्रौमे, योनिके सिवा 
अन्य स्थानमे अथवा जले वीर्यपात कनेवाला 
मनुषय “कृच्छूसांतपन-ब्रत' करें। पुरुष अथवा 
स्त्रोके साथ बैलगाड़ीपर, जलमें या दिके समय 
मैथुन करके ब्राह्मण वस्त्रोंसहित स्नान करे। 
चाण्डाल और अन्त्यज जातिकी स्त्रियोंसे अज्ञानवश 
समागम करके, उनका अन्न खाकर या उनका 
रिप स्वीकार करके ब्राह्मण पतित हो जाता 
है। जात-बूझकर ऐसा करनेसे वह उन्हींके समान 
हो जाता है । व्यभिचारिणी स्त्रीका पति उसे एक 
चरे बंद करके रखे और परसत्रीगामी पुरुषके 
लिये जो प्रायश्चित विहित है, वह उससे 
करावे। यदि वह स्त्री अपने समान जातिवाले 
युरुषके द्वारा पुनः दूषित हो तौ उसकी शुद्धि 
“कच्छ? और 'चानद्रायण-व्रत' से यतलायी 
गयी है। जो ब्राह्मण एक रात वृषलीका सेवन 
करता है, वह तीन वर्षतक नित्य भिक्षा 
भोजन और गायत्री-जप कलेपर शुद्ध होता 
है॥३४-४१४॥ 


इस प्रकार आदि आप्तेय सहाएुराणमेँ “प्रायखितोँका वर्णन” नामक 
एक साँ उनहतरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १६९८ 
ति मनि 
एक सौ सत्तरवाँ अध्याय 
विभिन्न प्रायक्षित्तोंका वर्णन 


पुष्कर कहते हैं-- अब मैं महापातकियोंका 
संसर्ग करनेवाले मनुष्योंके लिये प्रायश्वित्त बतलाता 
हूँ। पतितके साथ एक सवारीमें चलने, एक 
आसनपर बैठने, एक साथ भोजन करसे मनुष्य 


एक वर्षके बाद पतित होता है, परंतु उनको यज्ञ 
कराने, पढ़ाने एवं उनसे यौन-सम्बन्ध स्थापित 
केवला तो तत्काल ही पतित हो जाता है। जो 
अुष्य जिस पतितका संसर्ग करता है, वह उसके 


संसर्गजनित दोषकी शुद्धिक लिये, उस पतितके 


लिये विहित प्रायश्चित्त करे। पतितके सपिण्ड 


ऋत्विक्‌ और गुरुजनोके 
निकट, पतित पुरुषकी जीविताबस्थामें ही उसकी 
'उदक-क्रिया करनी चाहिये। तदनन्तर जलसे भरे 
हुए घड़ेको दासीद्वारा लातसे फेंकवा दे और 


'पतितके सपिण्ड एवं बान्धव एक दिन-रात | रखे 


अशौच मानेँ। उसके बाद वे पतितके साथ 
सम्भाषण न करें और धनमें उसे ज्येष्ठांश भी न 
दें। पतितका छोटा भाई गुणों श्रेष्ठ होनेके कारण 
ज्येषरोशाका अधिकारी होता है। यदि पतित बादमें 
प्रायक्षित्त कर ले, तो उसके सपिण्ड और बान्धव 
उसके साथ पवित्र जलाशयमें स्नान करके जलसे 
भरे हुए नवीन कुम्भको जलमें फेंके। पतित 
स्खियोकि सम्बन्धर्मे भौ यही कार्य करे; परंतु 
उसको अन्न, अस्म और घरके समीप रहनेका 
स्थान देना चाहिये॥१-७६॥ 

जिन ग्राहाणोको समयपर विधिके अनुसार 
गायत्रोका उपदेश प्राप्त नहीं हुआ है, उनसे तौन 
पत्य कराकर उनका विधिवत्‌ उपनयन- 
संस्कार करावे। निषिद्ध कका आचरण केसे 
जिन ब्राह्मणॉका परित्याग कर दिया गया हो, 
उनके लिये भी इसी प्रायश्षितका उपदेश करे। 
आण संयतचित्त होकर तीन सहर गायत्रौका 
जप करके गोशालामें एक मासतक दूध पौकर 
निनित प्रिग्रहके पापे छूट जाता है। संस्कारहीन 
मुष्का यज्ञ कराकर, गुरुजनोंके सिवा दूसरोंका 
अन्त्र, अभिचारकर्म अथवा अहीन यह 
कराकर ब्राह्मण तीन प्राजापत्य-ग्रत कलेपर शुद्ध 
होता है। जो ड्ज शरणागतका परित्याग करता है 
और अनधिकारीको वेदका उपदेश करता है, वह 
'एक वर्षतक नियमित आहार करके उस पापसे 
मुक्त होता है॥८-१२॥ 


कुत्ता, सियार, गर्दभ, बिल्ली, नेवला, मनुष्य, 
घोडा, ऊँट और सुअस्के द्वारा काटे जानेपर 


, | प्राणायाम करनेसे शुद्धि होती है। स्तातकके 


तका लोप और नित्यकर्मका उल्लङ्खन होनेपर 
निराहार रहना चाहिये। यदि ब्राह्मणके लिये 'हुं' 
कार और अपनेसे ब्रेक लिये 'तू' का प्रयोग हो 
जाय, तो स्नान करके दिनके शेष भागमें उपवास 
और आभिवादन करके उन्‍हें प्रसन्न करे। 
ज्रह्मणपर प्रहार करके लिये डंडा उठानेपर 
*प्राजापत्य-ब्रत' करे। यदि डंडेसे प्रहार कर 
दिया हो तो “अतिकृच्छ” और यदि प्रहारसे 
ज्रह्मणके खून निकल आया हो तो 'कृच्छ्‌' एवं 
+अतिकृच्छुब्रत' करे। जिसके घरमे अनजानमें 
चाण्डाल आकर टिक गया हो तो भलीभौति जाननेपर 
यथासमय उसका प्रायश्चित करे। 'चान्द्रायण' 
अथवा “पराकब्रत' करने द्विजोंकी शुद्धि होती 
है। शोक शुद्ध 'प्राजापत्य-व्रत'से हो जाती है, 
रोष कर्म उन्हें द्विजॉकी भौत करले चाहिये। घरमै 
जो गुड़, कुसुम्भ, लवण एवं धान्य आदि पदार्थ 
हों, उन्हें द्वापपर एकत्रित करके अग्नदेयको 
समर्पित करे। मिट्टौके पात्रोंका त्याग कर देना 
चाहिये। शेष ब्रव्योंकी शास्त्रीय विधिके अनुसार 
डरव्यशुद्धि विहित है॥१३-१९१॥ 

चाण्डालके सपर्शस दूषित एक कूएँका जल 
चौनेवाले जो ब्राह्मण हैं, वे उपवास अथवा 
पञ्चगव्यके पानसे शुद्ध हो जाते हैं। जो द्विज 
इच्छानुसार चाण्डालका स्पर्श करके भोजन कर 
लेता है, उसे 'चाद्रायण' अथवा 'ततकृच्छ' 
करना चाहिये। चाण्डाल आदि घृणित जातियोंके 
स्पर्शसे जिनके पात्र अपवित्र हो गये हैं, वे हिज 
(उन पात्रोमे भोजन एवं पान करके) ' षड्ा्रतरत' 
करेसे शुद्ध होते हैं। अन्त्यजका उच्छिष्ट खाकर 
दविज “चान्द्रायणव्रत' करे और शूद 'त्रिरत्र-व्रत' 
'करे। जो डज चाण्डालोके कूर य पात्रका जल 


३५२ 


= अस्तिपुराण- 


बिना जाने पी लेता है, वह 'सांतपनकृच्छ” करे 
एवं शू ऐसा करनेपर एक दिन उपवास करे। जो 
हिज चाण्डालका स्पर्श करके जल पौ लेता है, 
उसे “ब्रिरा्र-ब्रत' करना चाहिये और ऐसा 
करनेवाले शूद्रको एक दिनका उपवास करना 
चाहिये॥ २०-२५६ ॥ 

हण यदि उच्छ, कुत्ता अथवा शुद्रका 
स्पर्श कर दे, तो एक रात उपवास करके 
पञ्चगव्य पौनेसे शुद्ध होता है। वैश्य अथवा 
क्षत्रियका स्पर्श होनेपर स्नान और “नछब्रत' 
करे। मार्गसें चलता हुआ ब्राह्मण यदि वन अथवा 
जलरहित प्रदेशमे पान्न हाथमें लिये मल-मूत्रका 
त्याग कर देता है, तो उस ट्रव्यको अलग न 
रखकर अपने अङ्कमे रखे हुए ही आचमन 
आदिसे पवित्र होकर अनका प्रोक्षण करके उसे 
सूर्य एवं आनको प्रदर्शित करे॥ २६-२९॥ 

जो प्रवासी मनुष्य ब्लेच्छों, चोरोंके निवासभूत 
देश अथवा चनमें भोजन कर लेते हैं, अब मैं 
वर्णक्रामसे उनकी भश्याभक्ष्यविषयक शुद्धिका 
उपाय बतलाता हूँ। ऐसा करनेवाले ब्राह्मणको 
अपने गाँवमें आकर “पूर्णकृच्छ', श्ष्रियको तीन 
चरण और वैश्यको आधा व्रत करके पुनः अपना 
संस्कार कराना चाहिये। एक चौथाई व्रत करके 
दान देसे शूहकौ भी शुद्धि होती है॥ ३०--३२॥ | 

यदि किसी सत्रका समान वर्णवाली रजस्वला 
स्स स्पर्श हो जाय तो वह उसो दिन स्ता 
करके शुद्ध हो जाती है, इसमें कोई संशय नहा 
है। अपनस निकृष्ट जातिवाली रजस्वलाका स्पशं 
करके रजस्वला स्त्रीको तबतक भोजन नहाँ 
करना चाहिये, जबतक कि वह शुद्ध नहीं हो 
जाती। उसको शुद्धि चौथे दिनके शुद्ध स्तानसे हो 
होती है। यदि कोई द्विज भूतरत्याग करके मार्ममें 
चलता हुआ भूलकर जल पी ले, तो वह एक 
'दिन-रात उपवास रखकर पहगव्यके पासे शुद्ध 


होता है। जो मूत्र त्याग करनेके पश्चात्‌ आचमनादि 
शौच न करके मोहवश भोजन कर लेता है, 
बह तीन दिनतक यवपान करसे शुद्ध होता 
है॥३३-३६॥ 

जो ब्राह्मण संन्यास आदिकी दीक्षा लेकर 
गृहस्थाश्रमका परित्याग कर चुके हों और पुनः 
सन्यासाश्रमसे गृहस्थाश्रममें लौटना चाहते हों, 
अब मैं उनकी शुद्धिके विषयमे कहता हुँ। उनसे 
तीन 'प्राजापत्य' अथवा 'चानद्रायण-व्रत' कराने 
'चाहिये। फिर उनके जातकर्म आदि संस्कार पुनः 
कराने चाहिये॥ ३७-३८॥ 

जिसके मुखसे जूते या किसी अपवित्र 
बस्तुका स्पर्श हो जाय, उसकी मिट्टी और 
गोबरके लेपन तथा पञ्चगव्यके पानसे शुद्धि होती 
है। नौलकी खेती, विक्रय और नीले वस्त्र 
आदिका धारण--ये ज्राह्मणका पतन कस्नेबाले 
हैं। इन दोषोंसे युक्त ब्राहाणकी तीन 'प्राजापत्यत्रत' 
केसे शुद्धि होती है। यदि रजस्वला स्त्रीको 
अन्त्यज या चाण्डाल छू जाय तो 'श्रत्र-्रत' 
केसे चौथे दिन उसकी शुद्धि होती है। 
चाण्डाल, श्रपाक, मजा, सूतिका स्त्री, शव और 
शवका स्पर्श करनेवाले मनुष्यको छूनेपर 
तत्काल स्न करलेसे शुद्धि होती है। मनुष्यकी 
अस्थिका स्पर्श होनेपर तैल लगाकर स्नान 
केसे ब्राह्मण विशुद्ध हो जाता है। गलीके 
कौचड़के छोटे लग जानेपर नाभिके नौचेका भाग 
मिट्टी और जलसे धोकर सान करेसे शुद्ध 
होती है। वमन अथवा विरचनके वाद स्नान 
कर्के भृतका प्राशन केसे शुद्धि होती है। 
स्तानके बाद क्षौस्कर्म करनेवाला और ग्रहणके 
समय भोजन करनेवाला 'ग्राजापत्यव्रत' करनेसे 
शुद्ध होता है। पङ्ङिदूपक मनुष्योके साथ पढ़िकमें 
जैठकर भोजन करनेवाला, कुत्ते, अथवा 
कौटसे दंशित मनुष्य पञ्चगव्यके पानसे शुद्ध 


पूर्णिमा)-को उपवास रखे। फिर पञ्चगव्यपान 
करके हविष्यान्नका भोजन करे। यह 'ब्रह्मकूर्च- 
चरत" होता है। इस व्रतको एक मासमे दो 
बार केसे मनुष्य समस्त पापोसे मुक्त हो 

इछ प्रकार आहि आग्ेक महापटं 


जाता है। जो मनुष्य धन, पुष्टि, स्वर्ग एवं 
पापनाशको कामनासे देवताओंका आराधन और 
कृच्छुब्रत करता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता 
है॥ १-१७॥ 

“गुण पापोके आवाळितका कर्षत” नामक 


एक सं इकहतरकाँ अध्याय पूरा हुआ# १७१४ 


एक सौ बहत्तरवाँ अध्याय 
समस्त पापनाशक स्तोत्र 


पुष्कर कहते हैं--जब मनुष्यांका चित 
परस्त्रीगमन, परस्वापहरण एवं जीवहिंसा आदि 
यापो प्रवृत्त होता है, तो स्तुति केसे उसका 
यित होता है। (उस समय निम्नलिखित 
प्रकारसे भगवान्‌ श्रीविष्णुकी स्तुति करे-) 
'सर्वव्यापी विष्णुको सदा नमस्कार है। हरि 
विष्णुको नमस्कार है। मैं अपने चितम स्थित 
सर्वव्यापी, अहंकारशूत्य रहरको नमस्कार करता 
हूँ। मैं अपने मानसमें विराजमान अव्यक्त, अनन्त 
और अपराजित परमेश्वरको नमस्कार करता हूँ।| 
सबके पूजनीय, जन्य और मरणसे रहित, प्रभावशाली 
अ्रीविष्णुको नमस्कार है। विष्णु मेरे चिमे 
निवास कराते हँ, विष्णु मेरी सुमे विराजमान हैं, 
विष्णु मेरै अहंकारम प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझमें 
भी स्थित हैं। वे श्रीविष्णु ही चराचर प्राणियोके 
कर्मोकि रूपमै स्थित हैं, उनके चिन्तने मेरे 
पापका विनाश हो। जो ध्यान करनेपर पापोंका 
हरण करते हैं और भावना केसे स्वणमेँ दर्शन 
देते है इने अनुज, शरणागतजनॉका दुःख दूर 
करनेवाले उन पापापहारी श्रीविष्णुको यै नमस्कार 
करता हँ। मैं इस निराधार जातें अज्ञानान्‍्धकारमें 
डूबते हुएको हायका सहारा देनेवाले पशात्परस्वरूप 
श्रीविष्णुके सम्मुख प्रणत 
भो! कमलनयन परात्मन्‌! इषोकेश! आपको 
जमस्कार है। इनके स्वामी श्रोविष्णो ! आपको 


जमस्कार है। नृसिंह! अनन्तस्वरूप गोविन्द। 
समस्त भूत-प्राणियोँकी सृष्टि करनेवाले केशव! 
मेरे द्वारा जो दुर्बचन कहा गया हो अथवा पापपूर्ण 
चिन्तन किया गया हो, मेरे उस पापका प्रशमन 
कौजिये; आपको नमस्कार है। केशव! अपने 
'मनके यशे होकर मैंने जो न करनेयोग्य अत्यन्त 
उग्र पाषपूर्ण चिन्तन किया है, उसे शान्त कीजिये। 
'परमार्थपरायण ब्राहाणप्रिय गोविन्द! अपनी मर्यादासे 
कभी च्युत न होनेवाले जगन्नाथ! जगतका भरण- 
पोषण करनेवाले देवेश्वर! मेरै पापका विनाश 
कौजिये। मैंने मध्याह, अपराह, सायंकाल एवं 
रात्रिके समय, जानते हुए अथवा अनजाने, शरीर, 
अन एवं वाणीके द्वारा जो पाप किया हो, 
“पुण्डरीकाक्ष, 'हपीकेश', 'माथव '-- आपके 
इन तीन नामोके उच्चारणसे मेरे बे सब पाप क्षीण 
हो जायें। कमलनयन लक्षीत! इनके स्वामी 
माधव! आज आप मेरै शरीर एवं वाणीद्वारा किये 
हुए पापोका हनन कौजिये। आज गने खाते, 
सोते, खड़े, चलते अधवा जागते हुए मन, वाणी 
और शरीरसे जो भी नोच योनि एवं नककी 
लि करानेवाला सूक्ष्य अथवा स्थूल पाप किया 
हो. भगवान्‌ वासुदेवके नामोच्चारणसे वे सब 
विनष्ट हो जावें। जो पर्रम, परमधाम और परम 
चित्र हैं, उन श्रोविष्णुके संकोर्तनसे मेरे पाप लुस 
हो जावें। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानीजन पुनः 


«अध्याय रक = ३५५ 


'लौटकर नहीं आते, जो गन्ध, स्पर्श आदि | परमपदको प्राप्त होता है। इसलिये किसी भी 
तन्मात्राओंसे रहित है; श्रीविष्णुका वह परमपद | पापके हो जानेपर इस स्तोत्रका जप को । यह स्तोत्र 
मेरे पापोंका शामन करे'”॥ १--१८॥ पापसमूहोकि प्रायश्चितके समान है। कृच्छू आदि 
जो मनुष्य पापोंका विनाश करनेवाले इस | व्रत करनेवालेके लिये भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र-जप 
स्तोत्रका पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, | और ब्रतरूप प्रायक्षिसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते 
मन और वाणीजनित समस्त पापोंसे छूट जाता है | हँ। इसलिये भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये 
एवं समस्त पापग्रहोंसे मु होकर श्रीविष्णुके | इसका अनुष्ठान करना चाहिये'॥ १९--२१॥ 
इस प्रकार आदि आप्तेय महापुराणमें 'समस्तपापनाशक स्तोत्रका वर्षत्र' नामक 
एक सौँ यहतएकाँ अध्याय कूरा हुआ श १७२॥ 
me 
एक सौ तिहत्तरवाँ अध्याय 
अनेकविध प्रायक्षित्तोंका वर्णन 
अदेव कहते हैं-- यसि! अब मै ब्रह्मे | वध करता है, वह 'ब्रह्मपाती' होता है। यदि एक 
द्वारा वर्णित पापोंका नाश करनेवाले पायक | कार्यमें तत्पर बहुत-से शस्त्री मुम कोई 
बताता हूँ। जिससे प्राणोंका शरीरसे वियोग हो | एक ग्राझ्णका चथ करता है, तो चे सब-के-सब 
जाय, उस कार्यको 'हनन' कहते हैं। जो राग, वे | 'घातक' माने जाते हैं। ब्राह्मण किसीके द्वारा 
अथवा प्रमादवश दूसरेके द्वारा या स्वयं ब्राह्मणका | ननदित होनेपर, मारा जानेपर या बन्धनसे पीडित 
१. विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे जम: । नमामि विष्णु चित्तस्थमांकारणतिं हरिम्‌॥ 
_वितस्थसीशमव्यक्ठणनतयपशजितम्‌ ॥ पिष्युपौडपपरोपेणा अनादिनिधं विधुम्‌॥ 
a or सप्त) 
को कसी ण दास च न कं कह लयम हि चिल्ली । 
चो ह कह, कार णे इल आच | मं निं ह 


जभ्‌ यह 
श्‌ स्पि 
च आ पा 
स्‌ 


आम सि पम च कह तस्मि रि विषौ यत्‌ पारप सत्‌ रण ॥ 
णय न निवे न्धा । सुरवस्त्‌ स विष्योस्तद सर्च शमयाचयम्‌॥ 
(अधिप १७३२-६८) 
३. पप्रा सोत्र दः पडेच्कलुवाटापि । गः कृती पापैः रमु्ो॥ 
सर्वदापध्रहादिष्यो याति णनोः रं म्‌ । तम्मात्‌ जे कृते जय स्तोत्र स्वामर्टरमु॥ 
आयकितमधौधाना स्लो ततके दरम्‌। पायक: स्तोजरजैततनयति पातकम्‌॥ 
(ण ₹७२। १९-२१) 


३५६ 


4 अल्लियुराण» 


होनेपर जिसके उददेशयसे प्राणोका परित्याग कर | 
देता है, उसे “ग्रहाहत्वारा' माना गया है। 
औषधोपचार आदि उपकार करनेपर किसीकी 
मृत्यु हो जाय तो उसे पाप नहीं होता । पुत्र, शिष्य 
अथवा पलको दण्ड देनेपर उनकी मृत्यु हो जा, 
उस दशां भी दोष नहीं होता। जिन पापोंसे मु 
होनेका उपाय नहीं बतलाया गया है, देश, काल, 
अवस्था, शक्ति और पापका विचार करके 
पूर्वक प्रायश्चितकौ व्यवस्था देनी चाहिये। गौ 
अथवा ब्राहाणके लिये तत्काल अपने प्राणोंका 
परित्याग कर दे, अथवा अगमं अपने शरीरकी 
आहुति दे डाले तो मनुष्य ब्रहाहत्याके पापसे मुक्त 
हो जाता है। ग्रहाहत्यारा मृतकके सिरका कपाल 
और ध्वज लेकर भिक्षान्रका भोजन करता हुआ 
“है ग्राहाणका वध किया है'--इस प्रकार अपने 
पापकर्मको प्रकाशित करे। वह बारह वर्षतक 
नियमित भोजन करके शुद्ध होता है। अथवा 
शुद्धिके लिये प्रयत्न करनेवाला ब्रह्मघाती मनुष्य 
छ; व्षामे हौ पवित्र हो जाता है। अज्ञावश 
पापकर्म करनेवालॉकी अपेक्षा जान-बूझकर पाप 
करनेवालेके लिये दुगुना प्रायश्चित्त विहित है।| 
हाणके बभे प्रवृत्त होनेपर तीन वर्षतक 
प्रायक्षित्त करे। ब्रह्मघाती क्षत्रियकों दुगुना तथा 
वैश्य एवं शूद्रको छःगुा प्रायश्चित करना चाहिये। 
अन्य पापॉका ब्राह्मणको सम्पूर्ण, क्षत्रियको तीन 
चरण, वैश्यको आधा और शून, वृद्ध, स्त्री 
जालक एवं रोगीको एक चरण प्रायश्चित करना | 
चाहिये॥१--११॥ 

क्षत्रियका वध करलेपर ब्रहाहत्याका एकपाद, 
वैश्यका वध करलेपर अष्टमांश और सदाचारपरायण 
शूहका वध करलेपर घोडशांश प्रायश्चित माना 
गया है। सदाचारिणी स्त्रीकी हत्या करके शूदहत्याका 
यकषत करे। गोहत्यारा संयतचित्त होकर एक 
'मासतक गोशालामें शयन करे, गौओँका अनुगमन: 


करे और पञ्चगव्य पीकर रहे। फिर गोदान 
करसे वह शुद्ध हो जाता है। 'कृच्छू” अथवा 
*अतिकृच्छ्‌” कोई भो व्रत हो, क्षत्रियोंको उसके 
चीन चरणोंका अनुष्ठान करना चाहिये। अत्यन्त 
बूढी, अत्यन्त कृश, बहुत छोटी उम्रवाली अथवा 
रोगिणो स्त्रीकी हत्या करके द्विज पूर्वोक्त विधिके 
अनुसार ब्रहाहत्याका आधा पायत करे। फिर 
ज्राहार्णोको भोजन कराये और यथाशक्ति तिल 
एवं सुवर्णका दान करे। मुके या थप्पड़के 
प्रहरे, सांग तोड़नेसे और लाठी आदिसे मारनेपर 
दि गौ मर जाय तो उसे 'गोवध' कहा जाता है। 
आसन, बाँधने, गाड़ी आदिमं जोतने, रोकने अथवा 
रस्सीका फंदा लगानेसे गौकी मृत्यु हो जाय तो 
तीन चरण प्रायक्षित करे। काठसे गोवध करनेवाला 
“सातप ढेलेसे मासनेवाला 'प्राजपत्य', पत्थरसे 
हत्या करनेवाला “ततकृच्छु' और शस्त्रसे वध 
करनेवाला ' अतिकृष्छ' करे । बिल्ली, गोह, नेवला, 
मेदक, कुत्ता अथवा पक्षीकी हत्या करके तीन 
दिन दूध पीकर रहे; अथवा 'प्राजापत्य' या 
“चान्द्रायण' व्रत करे॥ १२-१९॥ 

गुप्त पप होनेपर गुप्त और प्रकट पाप होनेपर 
प्रकट प्रयश्च करे। समस्त पापोके विनाशके 
लिये सौ प्राणायाम करे। कटहल ब्राक्ष, महुआ, 
खजूर, ताड, इख और मुनक्षेका रस तथा 
<ंकमाध्वीक, मैरेय और नारियलका रसे 
मादक होते हुए भी मधय नहीं हैं। पटी हो मुख्य 
सुरा मानी गयी है। ये सब मदिराएँ ट्विजॉके लिये 
निषिद्ध हैं। सुरापान करनेवाला खौलता हुआ जल 
पकर शुद्ध होता है। अथवा सुरापानके पापसे 
मुक्त होनेके लिये एक वर्षतक जटा एवं ध्वजा 
धारण किये हुए वनमें निवास करे। नित्य रात्रिके 
समय एक बार चावलके कण या तिलकी 
खलीका भोजन करे। अज्ञानवश मल-मूत्र अथवा 
मदिरे छे हुए पदार्थका भक्षण करके ब्राह्मण, 


क्षत्रिय और वैश्य-तीनों वर्णोके लोग पुनः 
संस्कारके योग्य हो जाते हैं। सुरापात्रमें रखा हुआ 
जल पीकर सात दिन व्रत करे। चाण्डालका जल 
पीकर छः दिन उपवास रखे तथा चाण्डालोकि 
कूणँ अथवा पात्रका पानी पीकर ' सांतपन- व्रत' 
करे। अन्त्यजका जल पीकर द्विज तीन रात 
उपवास रखकर पञ्चगव्यका पान करे। नवीन जल 
या जलके साथ मत्स्य, कण्टक, शम्बूक, शङ्ख, 
सीप और कौडी पीनेपर पञ्चगव्यका आचमन 
करोसे शुद्धि होती है। शवयुक्त कूपका जल 
पीनेपर मनुष्य "रित्त" करसे शुद्ध होता है। 
चाण्डालका अन्न खाकर “चान्द्रायणग्रत' करे। 
आपक्कालमें शूक घर भोजन करनेपर पश्चातापसे 
शुद्धि हो जाती है । शे पात्रमें भोजन करनेवाला 
आहाण उपवास करके पक्षगव्य पीनसे शुद्ध होता 
है। कन्दुपक्र (भूमा), ख्रेहपक्क (घी-तैलमें पके 
पदार्थ), घी-तैल, दही, सतत, गुड़, दूध और रस 
आदि--ये चसु शुद्रेक घरसे लौ जानेपर भी 
निन्दित नहीं हैं। बिना स्नान किये भोजन 
करनेवाला एक दिन उपवास रखकर दिनभर जप 
करसे पवित्र होता हैं। मूत्र-त्याग करके 
अशौचावस्थामें भोजन करनेपर 'तररातरत्रतसे' शुद्ध 
होती है। केश एवं कौटसे युक्त, जात-बूझकर 
चैससे छूआ हुआ, भ्रूणधातीका देखा हुआ, रजस्वला 
स्त्रीका छूआ हुआ, कौए आदि पक्षियोंका जूठा 
किया हुआ, कुत्तेका स्पर्श किया हुआ अथवा 
गौका सूँचा हुआ अन्न खाकर तीन दिन उपवास 
करें। वीर्य, मल या मूत्रका भक्षण करनेपर 
“प्राजापत्य-त्रत” करे। नवश्राद्धे “चान्द्रायण', 
मासिक श्राद्धमे “पराकव्रत', त्रिपाक्षिक शरद्धमे 
“अतिकृच्छू', षाण्मासिक द्धम "प्राजापत्य 
और वार्षिक शरमं “एकपाद प्राजापत्य-्रत' 
करे। पहले और दूसरे दोनों दिन वार्षिक श्राद्ध 


हो तो दूसरे वार्षिक श्राद्धमे एक दिनका उपवास 
करे। निषिद्ध वस्तुका भक्षण करनेपर उपवास 
करके प्रायश्चित करे। भूतृण (छत्राक), लहसुन 
और शिक (श्वेत मरिच) खा लेनेपर 'एकपाद 
प्राजापत्य' करे। अधोज्यान्न, शूका अन्न, स्त्री 
एवं शूदका उच्छिष्ट या अधक्ष्य मांसका भक्षण 
करके सात दिन केवल दूध पीकर रहे। जो 
अवार, संन्यासी अथवा व्रतस्थ विज मधु, मांस 
या जननाशौच एवं मरणाशौचका अन्न भोजन कर 
लेता है, वह 'प्राजापत्य-कृच्छू' करे ॥ २०-३९॥ 

अन्यायपूर्वक दूसरेका धन हड्प लेनेको 
“चोरो कहते हैं। सुवर्णकी चोरौ करनेवाला 
राजाके द्वारा मूसलसे मारे जानेपर शुद्ध होता है। 
सुवर्णकी चोरी करनेवाला, सुरापान करनेवाला, 
ऋ्मघाती और गुरुपलीगामी बारह वर्षतक भूमिपर 
शयन और जटा धारण करे। वह एक समय 
केवल पत्ते और फल-मूलका भोजन कलेसे शुद्ध 
होता है। चोरी अथवा सुरापान करके एक 
वर्तक "प्राजापत्य-व्रत' करे। मणि, मोती, मूँगा, 
तोबा, चाँदी, लोहा, कौँसा और पत्थरकी चोरी 
करनेवाला बारह दिन चावलके कण खाकर रहे। 
अनुष्य, स्त्री, क्षेत्र, गृह, बावली, कूप और 
उालाबका अपहरण करनेपर 'चान्द्रायण-व्रत'से 
शुद्धि मानी गयी है। भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थ, 
सवारी, शम्या, आसन, पुष्प, मूल अथवा फलकी 
चोरी करनेवाला पञ्चगव्य पीकर शुद्ध होता है। 
तृण, का, वृक्ष, सूखा अन्न, गुड़, वस्त्र, चर्म या 
सांस चुरानेवाला तीन दिन निराहार रहे। सौतेली 
माँ, बहन, गुस्पुन्री, गुरुपली और अपनी तरसे 
समागम करनेवाला ' गुरुपल्ीगामी' माना गया है। 


/' | गुलुप्लीगमन करनेपर अपने पापकी घोषणा 


करके जलते हुए लोहेको श्यापर तस-लौहमयी 
स्त्रोका आलिङ्गन करके प्राणत्याग केसे शुद्ध 


७ अध्याय रड = 


३५९ 


होता है। अथवा गुरुपलीगामी तीन मासतक | संचित करता है, वह तीन वर्षतक नित्य गायत्री- 


“चानद्रायण-ख्रत' करे। पतित स्त्रियोके लिये भी 
इसी प्रायक्षितका विधान करे। पुरुषको परस्वीगमन 
करेनपर जो प्रायश्चित बतलाया गया है, वहो 
उनसे करावे। कुमारी कन्या, चाण्डालो, पुत्री 
और अपने सपिण्ड तथा पुत्रको पत्नोमें 
जौर्यसेचन कस्लेवालेको प्राणत्याग कर देना चाहिये। 


जप एवं भिक्षान्रका भोजन केसे नष्ट होता है। 
चाची, भाभी, चाण्डालो, पुकसी, पुत्रवधू, बहन, 
सखी, मौसी, बुआ, निसा (धरोहरके रूपमें 
रखी हुई), शरणागता, मामी, सगोत्रा बहिन, 
डूसरेको चाहनेवालौ स्त्री, शिष्यपली अथवा 
जुरुप्लीसे गमन करके, 'चान्द्रायण-व्रत' 


द्विज एक रात शुद्याका सेवन करके जो पाप | करे॥४०-५४॥ 
इसा प्रकार आदि आस्तेय महापुराणमे "अनेककिध प्रायक्षितोंका वर्णन नायक 
एक साँ तिहतरवाँ अध्याय पूरा हुआ# १७३४ 


एक सौ चौहत्तरवाँ अध्याय 
ग्रायक्चित्तोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैँ-- देव-मन्दिरके पूजन | नष्ट 


आदिका लोप करनेपर प्रायक्षितत करना चाहिये। 
पूजाका लोप करनेपर एक सौ आठ बार जप करे 
और दुगुनी पूजाकी व्यवस्था करके पश्ोपनिषद्‌- 
मन्त्रे हवन कर ब्राह्मण-भोजन करावे। 
सूतिका स्त्री, अन्त्यज अथवा रजस्वलाके द्वारा 
देवमूर्तिका स्पर्श होनेपर सौ बार गायत्री-जप 
करे। दुता स्तान करके पञ्चोपनिषद्‌-मन्त्रोसे 
पूजन एव ब्राह्मण-भोजन कराये। होमका नियम भङ्ग 
होनेपर होम, स्नान और पूजन करे। होम- 
द्रब्यको चूहे आदि खा लें या वह कीटयुक हो 
जाय, तो उतना अंश छोड़कर तथा शेष द्रव्यका 
लस प्रोक्षण करके देवताओंका पूजन करे। भले 
ही अङ्कुरमात्र अर्पण करें, परंतु छिल-भित्र 
डब्यका बहिष्कार कर दे। अस्पृश्य मनुष्योंका 
स्पर्श हो जानेपर पूजा-द्रव्यको दूसरे पतरम रख 
दे। पूजाके समय मन्त्र अथवा यको जुटि होनेपर 
दैव एवं मातुष विष्नोका विनाश करनेवाले 
'गणपतिके बीज-मन्त्रका जप करके पुनः पूजन 
करे। देव-मन्दिरका कलश नष्ट हो जानेपर सौ 
बार मन्त्र-जप करे। देवपूर्तिक हाथसे गिरने एवं 


हो जानेपर उपवासपूर्वक अग्ने सौ आहुतियाँ 
देनेसे शुभ होता है। जिस पुरुषके मनमें पाप 
कोपर पश्ाताप होता है, उसके लिये श्रीहरिका 
स्मरण हौ परम प्रायक्षित्त है। चान्द्रायण, पराक 
एवं पराजापत्य-व्रत पापसमूहोंका विनाश कलेवाले हँ। 
सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णुके मन्त्रका जप भी 
पापका प्रशमन करता है। गायत्री, प्रणव, 
'ापप्रणाशनस्तोत्र एवं मन्त्रका जप पापोंका अन्त 
करलेवाला है। सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णुके 'क' 
से प्रारम्भ होनेवाले, 'रा' बीजसे संयुक्त, रादि 
आदि औररान्त मन्त्र करोड्गुता फल देनेवाले 
हैं। इनके सिवा “ॐ क्लीं' से प्रारम्भ होनेवाले 
र्व एवं अन्तमे नमः" सम्पूर्ण 
'कामताओँको सिद्ध करलेवाले हैं। नृसिंह भगवानूके 
द्ादशाक्षर एवं अक मन्त्रका जप पापसमूहोका 
विनाश करता है। अग्निपुराणका पठन एवं श्रवण 
केसे भी मनुष्य समस्त पापसमूहोंसे छूट जाता 
है।इस पुराणमें अग्निदेवका माहात्य भी वर्णित 
है। परमात्मा विष्ण ही सुखस्वरूप अग्निदेव 
हैं, जिनका सम्पूर्ण वेदोमें गान किया गया है। 
भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले उन परमेश्वरका 


प्रवृत्ति और निवृत्ति-मार्गसे भी पूजन किया जाता 
है। अग्निरूपमें स्थित श्रीविष्णुके उददेश्यसे हवन, 
जप, ध्यान, पूजन, स्तवन एवं नमस्कार शीर 
सम्बन्धी सभी पापका विध्वंस करनेवाला है। 
दस प्रकारके स्वर्णदान, बारह प्रकारके धान्यदान, 
तुलापुरुष आदि सोलह महादान एवं सर्वश्रेष्ठ 
अनदान--ये सब महापापोका अपहरण करनेवाले 
हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, संक्रान्ति, योग, मन्वन्तररम्भ 
आदिके समय सूर्य, शिव, शक्ति तथा विष्णुके 
उददेश्यसे किये जानेवाले व्रत आदि पापोका 
अ्रशमन करते हैं। गङ्गा, गया, प्रयाग, अयोध्या, 
उज, कुरुक्षेत्र पुष्कर, नैमिपारण्य, पुरुथोतमकषे्र, 
शालब्राम, प्रभासक्षेत्र आदि तीर्थ पापसमूहोंको 
विनष्ट करते हैं। “मैं परम प्रकाशस्वरूप बल 
हूँ।'-इस प्रकारकी धारणा भी पापॉका विनाश 


बब 


करनेवाली है।ग्रपुराण, अष्निपुराण, बह्म, 
विष्णु, महेश, भगवान्के अवतार, समस्त 
देवताओंको प्रतिमा-प्रतिष्ठा एवं पूजन, ज्यौतिष, 
पुराण, स्मृतियां, तप, व्रत, अर्थशास्त्र, सृष्टिके 
आदितत्व, आयुर्वेद, धनुरवद, शिक्षा, छन्द:- 
शास्त्र, व्याकरण, निरुक, कोष, कल्प, न्याय, 
मौमांसा-शा्त्र एवं अन्य सब कुछ भी भगवान्‌ 
विष्णुको विभूतय हैं। वे श्रीहरि एक होते 
हुए भौ सगुण-निगुण दो रूपोंमें विभक्त एवं 
सम्पूर्ण संसारमें संनिहित हैं। जो ऐसा जानता है, 
आहरि-स्वरूप उन महापुरुषका दर्शन करसे 
दूरके पाप बिनष्ट हो जाते हैं। भगवान्‌ हरि 
ही अष्टादश विधारूप, सूक्ष्म, स्थूल, सच्चितु- 
स्वरूप, अविनाशी परब्रह्म एवं निष्याप विष्णु 
ह १-४ 


इस परकार आदि आग्नेय महापुणयें 'फ्रयाक्षित-कर्वत! तमक 
एक सौ चौहरा अध्याय पूण हुआ# १७४॥ 


एक सौ पचहत्तरवाँ अध्याय 
व्रतके विषयमें अनेक ज्ञातव्य बातें 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्टजी! अब मैं 
तिथि, वार, नक्षत्र, दिवस, मास, ऋतु, वर्ष तथा 
सूर्य-संक्रान्तिके अवसरपर होनेवाले स्तरी-पुसुष- 
सम्बन्धी व्रत आदिका क्रमश: वर्णन करणा, 
ध्यान देकर सुनिये-॥१४ 

शास्वोक्त नियमको हौ 'ब्रत' कहते हैं, वही 
“तप' माना गया है। 'दम' (इश्रियसंयम) और 
“शाम' (मनोनिग्रह) आदि विशेष नियम भी 
जतके ही अङ्ग हैं। व्रत करनेवाले पुरुषको 
शारीरिक संताप सहन करना पड़ता है, इसलिये 
व्रतको “तप' नाम दिया गया है। इसी प्रकार 
तें इन्द्रियसमुदायका नियमन (संयम) करना 
होता है, इसलिये उसे 'नियम' भी कहते हैं। जो 


हाण या द्विज (क्षत्रिय-वैश्य) असोज नहीँ 
हैं, उनके लिये व्रत, उपवास, नियम तथा नाना 
प्रकारके दानोंसे कल्याणकी प्राप्ति बतायी गयी 
है॥२-४॥ 

डक व्रत-उपवास आदिके पालनसे प्रसन्न 
होकर देवता एवं भगवान्‌ भोग तथा मोक्ष प्रदान 
कसे हैं। पापोंसे उपावृत (निवृ) होकर सब 
पाके भोगोंका त्याग करते हुए जो सद्गुणोके 
साथ वास करता है, उसीको 'उपवास' समझना 
चाहिये। उपवास करनेवाले पुरुषको कॉँसेके 
चतत, मांस, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, 
पराये अन्न तथा स्त्रौ-सम्भोगका त्याग करना 


चाहिये। उपवासकालमे फूल, अलंकार, सुन्दर 


«अध्याय १०५० 


वस्त्र, धूप, सुगन्ध, अङ्गराग, दाँत घोनेके लिये 
मञ्जन तथा दाँतौन-इन सब वस्तुओंका सेवन 
अच्छा नहीं माना गया है । प्रातःकाल जलसे मुँह 
घो, कुछा करके, पञ्चगव्य लेकर व्रत प्रारम्भ कर 
देना चाहिये॥५--९॥ 

अनेक बार जल पौने, पान खाने, दिलमें 
सोने तथा मैथुन करनेसे उपवास (व्रत) दृषित 
हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, 
इन्दियसंयम, देवपूजा, आहोत, संतोष तथा 
चोरीका अभावे दस नियम सामान्यत: सम्पूर्ण 
तमे आवश्यक माने गये हँ। ब्रतमें पवित्र 
ऋचाओंकों जपे और अपनी शक्तिके अनुसार 
हवन करे। व्रती पुरुष प्रतिदिन स्तात तथा 
परिमित भोजन करे। गुरु, देवता तथा ब्राहाणोका 
पूजन किया करे । षा, शहद, नमक, शराब और 
मांसको त्याग दे। तिल-मूँग आदिके अतिरिक्त 
धान्य भी त्याज्य हैं। धान्य (अन्न)-यें उड़द, 
कोदो, चन, देवधान्य, शमौधान्य, गुड़, शितधान्य, 
य तथा घूली-ये क्षारणण माने गये हैं। रतम 
इनका त्याग कर देना चाहिये। धान, साठौका 
चावल, मूँग, मटर, तिल, जौ, सावं, तित्रीका 
चावल और गेहूँ आदि अन्न ब्रतमें उपयोगी हैं 
कुग्हङा, लौकी, बैंगन, पालक तया पूतिकाको 
त्याग दे। चर, भिक्षामे पास अन्न, सतूके दाने, 
साग, दही, थी, दूध, साबा, आगहनीका चावल, 
तित्रीका चावल, जौका हलुवा तथा मूल तण्डुल 
ये “हविष्य' माने गये हैं। इं रें, नर्तम 
तथा अस्निहोत्रमें भी उपयोगी बताया गया 
है। अथवा मांस, मदिरा आदि अपवित्र वस्तुओँको 
छोड़कर सभी उत्तम वस्तुएँ ब्रतमें हितकर 
हैं॥१०-१७॥ 

*प्राजापत्यब्रत' का अनुष्ठान करनेवाला द्विज 
तीन दिन केवल प्रातःकाल और तीन दिन केवल 
संध्याकालमें भोजन करे। फिर तीन दिन केवल 


बिना माँग जो कुछ मिल जाय, उसीका दिनमें 
एक समय भोजन करे; उसके बाद तीन दिनोतक 
उपवास करके रहे। (इस प्रकार यह बारह 
दिनोँका व्रत है।) इसी प्रकार 'अतिकृच्छू- 
व्रत'का अनुष्ठान करनेवाला दविज पूर्ववत्‌ तीन 
दिन प्रातःकाल, तीन दिन सायंकाल और तीन 
'दिनोतक बिना मगे प्रात हुए अन्नका एक-एक 
गास भोजन करे तथा अन्तिम दिनोंमें उपवास 
'करे। गायका सूत्र, गोबर, दूध, दहो, घी तथा 
कुशका जल -इन सबको मिलाकर प्रथम दिन 
चौदे। फिर दूसरे दिन उपवास करे-यह 
“साँतप्नकृच्छ' नामक व्रत है। उपर्युक्त द्रव्योंका 
'पृथक्‌-पृथक एक-एक दिनके क्रमस छः दिनॉतक 
सेवन करके सातवें दिन उपवास करे-इस प्रकार 
यह एक सप्ताह व्रत 'महासांतपन-कृच्छू” कहलाता 
है, जो पापोंका जाश करलेबाला है। लगातार 
बारह दिनोकि उपवापसे सम्पन्न होनेवाले व्रतको 
“पराक' कहते हैं। स्य सब पापोंका नाश 
करवला है। इससे तिगुने भर्थात्‌ छत्तीस दिनॉतक 
उपवास करनेपर यही व्रत 'भदपराक' कहलाता 
है। पूर्णिमाको पंद्रह ग्रास भोजन करके प्रतिदिन 
एक-एक ग्रास घटाता रहे; अमावास्थको उपवास 
करे तथा प्रतिपदाको एक ग्रास भोजन आरम्भ 
करके नित्य एक-एक ग्रास बढ़ाता रहे, इसे 
“चान्द्रायण" कहते हैं। इसके विपरीतक्रमसे भी 
यह व्रत किया जाता है। (जैसे शुक्ल प्रतिपदाको 
एक ग्रास भोजन करें; फिर एक-एक ग्रास बढ़ाते 
हुए पूर्णिमाको पंद्रह ग्रास भोजन करे। तत्पक्षात्‌ 
कृष्ण प्रतिपदासे एक-एक ग्रास घटाकर अमावास्याको 
उपवास करे) ॥ १८-२३॥ 

कपिला गायका मूत्र एक पल, गोबर अँगूठेके 
आधे हिस्सेके बराबर, दूध सात पल, दही दो 
पल, चो एक पल तथा कुराका जल एक पल 
एकयें मिला दे। इनका मिश्रण करते समय 


गायत्री-मन्से गोमू डाले ।“गन्धदवारा दुराथरषाँ०' 
(सूक) इस मने गोचर मिलावे। 'आप्यायस्व०' 
(यजु० १२।११२) इस मन्त्रे दूध डाल दे। 


“दधि क्राव्णो०' (यजु० २३।३२) इस मने |" 


दही मिलाये। 'तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि०' 
(यजु» २२।१) इस मन्त्रसे घो डाले तथा 
"देवस्य०' (यजु० २०।३) इस मन्त्रसे कुशोदक 
'मिलाये। इस प्रकार जो वस्तु तैयार होतो है, 
उसका नाम 'ग्रहाकूर्च" है। ब्रह्मकूर्च तैयार होनेपर 
दिनभर भूखा रहकर सायंकालमें अघमर्षण 
मन्त्र अथवा प्रणवके साथ 'आपो हि छु" 
(यजु» ११।५०) इत्यादि ऋचाओंका जप करके 
। ऐसा करनेवाला सब पापोसे मुकत हो 
विष्णुलोकमें जाता है। दिनभर उपवास करके 
सायंकालमे भोजन करनेवाला; दिनके आट 
भागोमेंसे केवल छठे भगं आहार ग्रहण करनेवाला 
संन्यास, मांसत्यागी, अश्रमेधनज्ञ करनेवाला तथा 
सत्यवादी पुरुष स्वर्णको आते हैं। अल्ल्याधान, 
प्रतिष्ठ, यज्ञ, दान, बत, देवव्रत, 
चूडाकरण, मेखलाकूथ (यज्ञोपवीत), विवाह 
आदि माङ्गलिक,कार्य तथा अभिषेक -ये सब 
कार्य मलमासे नहीं करने चाहिये ॥ २४--३०॥ 
अमावास्यासे अमावास्यातकका समय 
“चाद कहलाता है। तीस दिनॉका "सावन 
माई” माना गया है। संक्रान्तिसे संक्रान्तिकालतक | 
“सौरमास' कहलाता है तथा क्रमशः सम्पूर्ण 
नक्षत्रोकि परिवर्तनसे 'नाक्षत्रमास' होता है। विवाह 
आदियें “सौरपास', यज्ञ आदिमे 'सावन मास' 
और वार्षिक श्राद्ध तथा पितृकार्ये 'चानद्रमास' 
उत्तम माना गया है। आषाढ्की पूर्णिमाके बाद जो 
पाँचयाँ पक्ष आता है, उसमें पितरोंका श्राद्ध 
अवश्य करना चाहिये। उस समय सूर्य कन्याराशिपर 
गये हैं या नहीं, इसका विचार बदके लिये 
अनावश्यक है॥ ३१--३३॥ 
मासिक तथा वार्षिक तरतमे जब कोई तिथि 
दो दिनकी हो जाय तो उसमें दूसरे दिनवाली 


तिथि उत्तम जाननी चाहिये और पहलीको 
मलिन। “नक्षत्र्रत'में उसी नक्षत्रको उपवास 
करना चाहिये, जिसमें सूर्य अस्त होते हों। 
'दिवसब्रत'में दिनव्यापिनी तथा “नछब्रत'में 
रात्रिव्यापिनी तिथियाँ पुण्य एवं शुभ मानी गयी 
हैं। दितीयाके साथ तृतीयाका, चतुरथ-पञ्चमीका, 


घष्ठोके साथ सप्तमीका, अष्टमी-नवमीका, 
एकादशीके साथ ड्वादशोका, चतर्दशोके साथ 
(पूर्णिमाका तथा आमावास्याके साथ प्रतिपदाका 
वैध उत्तम है । इसी प्रकार षष्ठी-सप्तमी आदिमें भी 
समझना चाहिये। इन तिथियोंका मेल महान्‌ फल 
देनेवाला है। इसके विपरीत, अर्थात्‌ प्रतिपदासे 
ढितीयाका, तृतौयासे चतुर्थी आदिका जो युग्मभाव 
है, वह बड़ा भयानक होता है, वह पहलेके किये 
हुए समस्त पुण्यको नष्ट कर देता है॥ ३४--३७॥ 

राजा, मन्त्री तथा व्रतधारौ पुरुषोंके लिये 
विवाहमेँ, उपद्रव आदिय, र्म स्थने, संकटके 
समय तथा युद्धके अवसरपर तत्काल शुद्ध 


वृषोत्सर्ग, | बतायी गयी है। जिसने दौर्घकालमें समाप्त होनेवाले 


व्रतको आरम्भ किया है, यह स्त्री यदि बीचमें 
रजस्वला हो जाय तो वह रज उसके ब्रते 
बाधक नहीँ होता। गर्भवती स्त्रो, प्रसव-गृहमें 
पड़ी हुई स्री अथवा रजस्वला कन्या जब अशुद्ध 
होकर व्रत करनेयोग्य न रह जाय तो सदा दूसरेसे 
उस शुभ कार्यका सम्पादन कराये। यदि क्रोधसे, 
प्मादसे अथवा लोभे त्रत-भङ्ग हो जाय तो 
जीन दिनोतक भोजन न करे अथवा भड मुझ ले। 
यदि व्रत कसनेमें असमर्थता हो तो पली या पुरे 
उस व्रतको करावे। आरम्भ किये हुए व्रतका 
पालन जननाशौच तथा मरणाशौचमें भी करना 
चाहिये। केवल पूजनका कार्य बंद कर देना 
चाहिये । यदि व्रत पुरुष उपवासके कारण मूस्छित 
हो जाव तो गुरु दूध पिलाकर या और किसी 
उत्तम उपायसे उसे होशमें लाये। जल, फल, मूल, 
दूध, हविष्य (घो), व्राहाणकी इच्छापूर्त, गुरुका 
कचन तथा औषध--ये आठ व्रतके नाशक नहीं 


+ अध्याय १७५० 


३६३ 


हैं*॥ ३८-४३॥ 

(जरती मनुष्य व्रतके स्वामी देवतासे इस 
प्रकार प्रार्थना करे-) 'व्रतपते! मै कीर्ति, संतान 
विद्या आदि, सौभाग्य, आरोग्य, अभिवृद्धि, निर्मलता 
तथा भोग एवं मोक्षके लिये इस ब्रतका अनुष्ठान 
करता हूँ। यह श्रेष्ठ व्रत मैंने आपके समक्ष ग्रहण 
किया है। जगत्पते! आपके प्रसादसे इसमें निरि 
सिद्धि प्राप्त हो। संतोंके पालक! इस श्रेष्ठ व्रतको 
ग्रहण करलेके पश्चात्‌ यदि इसको पूर्ति हुए बिना 
ही मेरी मृत्यु हो जाय तो भी आपके प्रसन्न होनेसे 
बह अवश्य ही पूर्ण हो जाय। केशव! आप 
ज्रतस्वरूप हैं, संसारकी उत्पत्तिके स्थान एवं 
जातको कल्याण प्रदान करनेवाले हैं; मैं सम्पूर्ण 
मनौरधोंकी सिद्धिके लिये इस मण्डलमें आपका 
(आवाहन करता हुँ। आप मेरे समीप उपस्थित हों। 
मनके द्वारा प्रस्तुत किये हुए पडान्य, पञ्चामृत 
तथा उत्तम जलके द्वारा मैं भक्तिपूर्वक आपको 
स्नान कराता हूँ। आप मेरे पापोंके नाशक हों। 
अर्घ्यपते! गन्ध, पुष्प और जलसे युक्त उत्तम 
अर्घ्य एवं पाघ ग्रहण कौजिये, आचमन कौजिये 
तथा मुझे सदा अर्थ (सम्मान) पानेके योग्य 
अनाइये। चस्ते! व्रतोकि सयामी! यह पवित्र 
बस्तर ग्रहण कीजिये और मुझे सदा सुन्दर वस्त्र 
एवं आभूषण आदिसे आच्छादित किये रहिये। 
गन्धस्वरूप परमात्मन्‌! यह परम निर्मल उत्तम 
सुगन्धसे युक्त चन्दन लीजिये तथा मुझे पापकी 
दुगनधसे रहित और पुण्यकी सुगन्धसे युक्त 
कीजिये। भगवन्‌! यह पुष्प लीजिये और मुझे 
सदा फल-फूल आदिसे परिपूर्ण बनाइये। यह 
फूलकी निर्मल सुगन्ध आयु तथा आरोग्यकी 
वृद्धि करनेवाली हो। संतोंके स्वामी! गुण्णुल और 


चौ मिलावे हुए इस दशाङ्ग धूपको ग्रहण कीजिये। 
भूया पूजित परमेश्वर! आप मुझे उत्तम धूपकी 
सुगन्धसे सम्पन्न कौजिये । दीपस्वरूप देव! सबको 
प्रकाशित करनेवाले इस प्रकाशपूर्ण दीपको, जिसको 
शिखा कपरकी ओर उठ रही है, ग्रहण कीजिये 
और मुझे भी प्रकाशयुक्त एवं ऊर्ध्वगति ( उम्रतिशील 
एवं कपरके लोकोमें जानेवाला) बनाइये। अन्न 
आदि उत्तम वस्तुओंके अधीश्वर! इस अन आदि 
अव्यो ग्रहण कौजिये और मुझे ऐसा बनाइये, 
जिससे मैं अन्न आदि वैभवसे सम्पन्न, अन्नदाता 
एवं सर्वस्वदान करनेवाला हो सकूँ । प्रभो! व्रतके 
द्वारा आराध्य देव! मैंने मन्त्र, विधि तथा भक्तिके 
बिना हौ जो आपका पूजन किया है, वह आपकी 
कृपासे परिपूर्ण -सफल हो जाय। आप मुझे धर्म, 
धन, सौभाग्य, गुण, संतति, कीर्ति, विद्या, आयु, 
स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करें। व्रतपते! प्रभो! आप 
इस समय मेरे द्वारा की हुई इस पूजाको स्वीकार 
करके पुनः यहाँ पधारने और वरदान देनेके लिये 
अपने स्थानको जाये'॥४४-५८॥ 

सब प्रकारके तोम ब्रतधारी पुरुषको उचित 
है कि यह स्नान करके ब्रत-सम्बन्धी देवताको 
स्वर्णमयौ प्रतिमाका यथाशक्ति पूजन करे तथा 
रातको भूमिपर सोये। ब्रतके आनते जप, होम 
और दान सामान्य कर्तव्य है। साथ हो अपनी 
शक्तिके अनुसार चौबीस, बारह, पाँच, तीन 
अथवा एक ब्राहाणकी एवं गुरुजनोंकी पूजा करके 
उन्हें भोजन करावे और यथाशि सबको पृथक्‌- 
पृषक्‌ गौ, सुवर्ण आदि; खडा, जूता, जलपात्र, 
अल्पा, मृत्तिका, छत्र, आसन, शय्य, दो वस्त्र 
और कलश आदि वस्तुएँ दक्षिणे दे। इस प्रकार 
कहाँ तको परिभाषा बतायी गयी है॥ ५९--६२॥ 


इस कार आदि आग्नेय महणे “श्रत-परिभायाका कर्ण" नामक 
एक सौ पचहतरकाँ अध्याव पूरा हुआ॥ १७५॥ 
ee 


2 अह तावि आपो मूल कल उदः हिय च परेबदननीचधन्‌॥ (अनः १७५४१) 


३६४ 


एक सौ छिहत्तरवाँ अध्याय 
प्रतिपदा तिथिके व्रत 


अग्निदेव कहते हैं-- अव मैं आपसे प्रतिपद 
आदि तिधियोके ब्रतोंका वर्णन करूँगा, जो। 
सम्पूर्ण मनोरधोंको देनेवाले हैं। कार्तिक, आशिन | 
और चैत्र मासमें कृष्णपक्षकी प्रतिप ब्रह्माजीको 
तिथि है। पूर्णिमाको उपवास करके प्रतिपद्को 
बह्याजीका पूजन करे। पूजा “३ तत्सद्खहाणे। 
नम: ।'--इस मन्त्रसे अथवा गायत्री-मन्तसे कली 
चाहिये। यह व्रत एक वर्षतक करे। बऋजीके 
सुवर्णमय विप्रहका पूजन करे, जिसके दाहिने हाये 
स्फटिकाक्षकी माला और सुवा हों तथा बाप 
हाथोँमें सक्‌ एवं कमण्डलु हों। साथ ही लंबी 
दाढ़ी और सिरपर जटा भी हो। यधाराक्ति दूध 
चढावे और मनमें यह उद्देश्य रखे कि 'ब्रह्माज 
सुपर प्रसन्न हों।' यों करनेवाला मनुष्य निष्पाप 


होकर स्वर्गमें उत्तम भोग भोगता है और पृथ्वीपर 
नवान्‌ ब्राह्मणके रूपमे जन्म लेता है॥ १-४॥ 

अब “पन्तका वर्णन करता हूँ। इसका 
अनुष्ठान करोसे अधन्य भी धन्य हो जाता है। 
पहले मार्गशीर्ष-मासकी प्रतिपद्को उपवास करके 
रातमें 'अग्लये नमः।'-- इस मनसे होम और 
अग्निकौ पूजा करे। इस प्रकार एक वर्षतक 
प्रत्येक मासकी प्रतिपदको अग्निकी आराधना 
कोस मनुष्य सब सुखोंका भागी होता है। 

प्रत्येक प्रतिपदाको एकभुक्त (दिते एक 
समय भोजन करके) रहे। सालभरमें ग्रतकी 
समाति होनेपर ब्राह्मण कपिला गौ दान को। ऐसा 
करोवाला मनुष्य 'वैश्ानर'-पदको प्राप्त होता है। 
यह “शिखित्रत' कहलाता है॥ ५--७॥ 


हस प्रकार आदि आण्नेष महापुराणं “प्रतिपद्‌-ब्तोंका वर्ण" नामक 
एक सौ छिहतरयाँ अध्याय पूरा हुआ# १७६॥ 


एक सौ सतहत्तरवाँ अध्याय 
तिथिके 


द्वितीया 

अग्निदेव कहते हैं-- अब मैं द्वितोयाके 
बोका वर्णन करूँगा, जो भोग और मोक्ष आदि 
देवले हैं। प्रत्येक मासकी द्वितीयाको फूल 
खाकर रहे और दोनों अश्विनीकुमार नामक 
देवताओंकी पूजा करे। एक वर्षतक इस व्रतके 
अनुश्ानसे सुन्दर स्वरूप एवं सौधाग्यकी प्राति 
होती है और अनमं ब्रती पुरुष स्वर्गलोकका 
भागी होता है। कार्तिकमें शुक्लपक्षकी ढ्वितीयाको 
अमकी पूजा करे। फिर एक वर्षतक प्रत्येक | 
शुक्ल-द्वितीयाको उपवासपूर्वक व्रत रखे। ऐसा 
करनेवाला पुरुष स्वर्गमें जाता है, नरकमें नहं 
पड्ता॥१-३६॥ 


अब “अशुन्य-शयन' नामक व्रत बतलाता हुँ, 
जो स्त्रियोंको अवैधव्य (सदा सुहाग) और 
पुरुषोंको पली-सुख आदि देनेवाला है। श्रावण 
मासके कृष्णपक्षको द्वितीयाको इस व्रतका अनुष्ठान 
करना चाहिये। (इस व्रत भगवानूसे इस प्रकार 
रथन कौ जाती है) “वक्ष:स्थलमे औवत्सचिह 
धारण केवले श्रीकान्त। आप लक्षमीजीके धाम 
और स्वामी हैं; अविनाशी एवं सनातन परमेश्वर 
हैं। आपको कृपासे धर्म, अर्थ और काम प्रदान 
केवला मेरा गार्हस्थ्य-आश्रम नष्ट न हो। मेरै 
'घरके अग्निहोत्रकी आग कभी न बुझे, गृहदेवता 
कभी अदूर न हों। मेरै पितर नासे बचे रहें 


«अस्य १७७ « 


और मुझसे दाम्पत्य- भेद न हो। जैसे आप कभी 
'लक्ष्मीजौसे विलग नहीं होते, उसी प्रकार मेरा भौ 
लीके साथका सम्बन्ध कभी टूटने या छूटने न 
पावे। वरदानी प्रभो! जैसे आपकी शब्या कपी 
'लक्ष्मीजीसे सूती नहीं होती, मधुसूदन! उसी 
प्रकार मेरी शव्या भी पलीसे सूनी न हो। इस 
प्रकार व्रत आरम्भ करके एक वर्षतक प्रतिमासकी 
द्वितीयाकों श्रीलक्ष्मी और विष्णुका विधिवत्‌ 
पूजन करे। शय्या और फलका दान भी करे। साथ 
ही प्रत्येक मासमे उसी तिथिको चन्द्रमाके लिये 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक अर्घ्य दे। (अ््यका मन्त्र--) 
“भगवान्‌ चन्द्रदे! आप गगन-प्राकुणके दीपक 
है। क्षीरसागरके मन्धनसै आपका आविर्भाव हुआ 
है। आप अपनी प्रभासे सम्पूर्ण दिड्मण्डलको 
प्रकाशित करते हैं। भगवती लक्ष्मीके छोटे भाई! 
आपको नमस्कार है।'* तत्पक्षात्‌ ॐ श्रं धराय 
नमः ।'-- इस मन्त्रसे सोमस्वरूप श्रोहरिका पूजन 
करे। 'घं ट॑ हं सं भिवै नम: ।'-- इस मन्त्रसे 
लक्ष्मीजीकी तथा 'दशरूपमहातमने नम:।'-- 
इस मनतस शरीविष्णुकी पूजा करे। शतम घीसे 
हवन करके ब्राह्मणको शब्पा-दान करे। उसके 
साथ दीप, अन्नसे भरे हुए पात्र, छाता, जूता, 
आसन, जलसे भरा कलश, श्रीहरिकी प्रतिमा 
तथा पात्र भी ब्राह्मणको दे। जो इस प्रकार उक्त 
जतका पालन करता है, वह भोग और मोक्षका 
भागी होता है॥३-१२६॥ 

अब 'कान्तिव्रत' का वर्णन करता हूँ। इसका 
प्रारम्भ कार्तिक शुक्ला द्वितीयाकों करना चाहिये। 
दिनमें उपवास और रातमें भोजन करे। इसमें 
बलराम तथा भगान ्रीकृषणका पूजन करे। एक 
वर्षतक ऐसा केसे बरती पुरुष कान्ति, आयु 


और आरोग्य आदि प्राप्त करता है॥ १३-१४॥ 

अब मैं “विष्णुव्रत' का वर्णन करुँगा, जो 
मनोबाज्छित फलको देनेवाला है। पौष मासके 
शुक्लपक्षकी ढ्वितीयासे आरम्भ करके लगातार 
चार दिनॉतक इस व्रतका अनुष्ठान किया जाता 
है। पहले दिन सरसों-मिश्रित जलसे स्तानका 
विधान है। दूसरे दिन काले तिल मिलाये हुए 
जलसे स्नान बताया गया है तीसरे दिन बचा या 
बच नामक ओषधिसे युक्त जलके द्वारा तथा चौथे 
दिन सर्वोषधि-मिश्रित जलके द्वारा स्नान करना 
चाहिये। मुरा (कपूर-कचरी), वचा (बच), कुछ 
(कूठ), शैलेय (शिलाजीत या भूरिछरीला), दो 
प्रकारकी हल्दी (गौठ हल्दी और दारहल्दी), 
चूर, चम्पा और मोधा -यह 'सबौँषधि-समुदाय' 
कहा गया है। पहले दिन 'श्रीकृष्णाय नम; ।', 
दूसरे दिन 'अच्युताय नम:।', तीसरे दिन 
“अनन्ताय नमः।' और चौथे दिन “हृषीकेशाय 
जम: ॥' इस नाम-मन्त्रसे क्रमशः भगवानके चरण, 
जाभि, नेत्र एवं मस्तकपर पुष्प समर्पित करते हुए 
पूजन करना चाहिये। प्रतिदिन प्रदोषकालमै 
चन्द्रमाको अर्ध्य देना चाहिये। पहले दिनके 
अ््वमे "शशिने नमः दूसरे दिनके अर्ध्यमै 
“चन्द्राय नम; ।, तौसरे दिन ‘शशाङ्काय नम: ।' 
और चौथे दिन “इन्दबे नमः।' का उच्चारण 
करना चाहिये। रातमें जबतक चन्द्रमा दिखायो 
देते हों, तभीतक मनुष्यको भोजन कर लेना 
चाहिये। बरती पुरुष छ: मास या एक सालतक 
इस व्रतका पालन करके सम्पूर्ण मनोवाञ्छित 
फलको प्रात कर लेता है। पूर्वकालमें राजाओनि, 
स्त्रियोंने और देवता आदिने भी इस व्रतका 
अनुहान किया था॥ १५--२०॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय सहाुराणरमे “द्रितीया-सम्बन्धी बरका वर्षत” नामक 
एक खाँ सतहहरकाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १७७७ 
Pa 


नागी दपा्धिमद्॥ भभििे र्ू न्त । (अनः १०३। २२०) 


«अपुण» 


एक सौ अठहत्तरवाँ अध्याय 
तृतीया तिथिके व्रत 


अग्निदेव कहते हं वसिष्ठ! अब मैं आपके 
सम्मुख तृतीया तिथिको किये जानेवाले बोका 
वर्णन करूँगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले 
हैं। ललितातृतीयाको किये जानेवाले मूलगौरी- 
सम्बन्धी (सौभाग्यशयन) व्रतको सुनिये॥ १ ॥ 

चैत्रके शुक्लपक्षकी तृतीयाको हो पार्वतीका 
भगवान्‌ शिवके साथ विवाह हुआ था। इसलिये 
इस दिन तिलमिश्रित जलसे स्नान करक पार्वतीसहित 
भगवान्‌ शंकरकी स्वर्णभूषण और फल आदिसे 
पूजा कनौ चाहिये॥२॥ 

“नमोऽस्तु पाटलायै' (पाटला देवोको 
नमस्कार)--यह कहकर पार्वतीदेवी और भगवान्‌ 
शंकरके चरणका पूजन करे। 'शिवाय नमः" 
(भगवान्‌ शिवको नमस्कार) यह कहकर शिवको 
और "जयायै नमः' (जयाको नमस्कार)-यों 
कहकर गौरी देवीकी अर्चना करे। 'त्रिपुरष्लाय 
रुद्राय नमः ' (त्रिपुरविनाशक रुट्देखको नमस्कार) 
तथा भवान्यै नमः" (भवानीको नमस्कार) 
'यह कहकर क्रमश: शिव-प्तकी दोनों जदघाऑका 
और 'रुदवायेश्वराय नम: ' (सबके ईश्वर रुद्रदेवको 
जमस्कार है) एवं “विजयायै नमः” (विजयाको 
जमस्कार)-यह कहकर क्रमशः शंकर और 
पार्वतीके घुटनोंका पूजन करे। 'ईशायै नमः 
(सरवेश्रीको नमस्कार)-यह कहकर देवे 
और 'शंकराय नमः'- ऐसा कहकर शंकरके 
कटिभागकी पूजा करे। "कोटव्यै नमः 
(कोटवीदेबीको नमस्कार) और "शूलपाणये 
जमः" (त्रिशूलधारीको नमस्कार)--योँ कहकर 
क्रमशः गौरीशंकरके कुक्षिदेशका पूजन करे। 
“मङ्गलायै नमः ' (मङ्गलादेवीको नमस्कार) कहकर 
भवानीके और 'तुभ्य नम:' (आपको नमस्कार) 
यह कहकर शंकरके उदरका पूजन करे। “सर्वात्मने 


जमः" (सम्पूर्ण प्राणियके आत्मभूत शिवको 
जमस्कार)-यों कहकर रुद्रके और 'ईशान्यै 
जमः" (ईशानीको नमस्कार) कहकर पार्वतीके 
स्तनयुगलका पूजन करे। 'देवात्मने नमः 
(देवताओँकि आत्मभूत शंकरको नमस्कार)-- 
कहकर शिवके और उसो प्रकार 'हादिन्यै नमः' 
(सबको आहद प्रदान कलेवाली गौरीको नमस्कार) 
कहकर पार्वतीके कण्ठप्रदेशकी अर्चना करें। 
“महादेवाय नमः' (महादेवको नमस्कार) और 
“अनन्तायै जमः" (अनन्तको नमस्कार) कहकर 
क्रमश: शिव-पार्वतीके दोनों हाथोका पूजन करे। 
“त्रिलोचनाय नमः" (त्रिलोचनको नमस्कार) 
और “कालानलप्रियायै नमः (कालाग्निस्वरूप 
(शिवको प्रियतमाको नमस्कार) कहकर भुजाओंका 
तथा "महेशाय नमः” (महेश्वरको नमस्कार) एवं 
सौभाग्यायै नम:' (सौभागयवतीको नमस्कार) 
कहकर शिव-पार्वतीके आधूषणोंकी पूजा करे। 
तदनन्तर 'अशोकमधुवासिन्य नम:' (अशोक- 
पुष्पके मधुसे सुवासित पार्वतीको नमस्कार) और 
(ईश्वराय जम:' (ईश्वरको नमस्कार) कहकर 
डोनोंके ओहभागका तथा 'चतु्मुखप्रियायै नमः 
(चतुमुँख ब्रह्माको प्रिय पुत्रवधूकों नमस्कार) 
और "हराय स्थाणवे नमः (पापहारी स्थाणुस्वरूप 
(शिवको नमस्कार) कहकेर क्रमशः गौरीशंकरके 
सुखका पूजन करे। ' अर्धनारीशाय नमः' 
(अर्धतारीश्वरको नमस्कार) कहकर शिवकी और 
“अमिताङ्गायै नम: ' (अपरिभित अङ्गालो देवीको 
जमस्कार) कहकर पार्वतीकी नासिकाका पूजन 
'करे।'उग्राय नम: (उग्रस्वरूप शिवको नमस्कार) 
कहकर लोकेश्वर शिवका और 'ललितायै नमः” 
(ललिताको नमस्कार) कहकर पार्वतीको भौंहोंका 
पूजन करे। "शाय नमः” (शर्वको नमस्कार) 


«अध्याय १७८० 
0 कक न कक कक ममननम 


कहकर त्रिपुरारि शिवके और 'वासन्त्यै तम:' 
(वासन्तीदेवीको नमस्कार) कहकर पार्वतीके 
तालुप्रदेशका पूजन करे । ' श्रीकण्ठनाथावै नमः" 
(श्रीकण्ठ शिवकी पत्नी उमाको नमस्कार) और 
“शितिकण्ठाय नमः' (नीलकण्ठको नमस्कार) 
कहकर गौरी-शंकरके केशपाशका पूजन करे। 
“भीमोग्राय जमः (भयंकर एवं उग्रस्वरूप धारण 
करनेवाले शिवको नमस्कार) कहकर शंकरके | 
और 'सुरूपिण्यै नमः ' (सुन्दर रूपवतीको नमस्कार) 
कहकर भगवती उमाके शिरोभागको अर्चना करे। 
“स्वात्मने नमः' (सर्वात्मा शिवको नमस्कार) 
"कहकर पूजाका उपसंहार करे॥ ३-११६ ॥ 

(शिवको पूजाके लिये ये पुष्प क्रमश: चैत्रादि 
मासोंमे ग्रहण करनेयोग्य बताये गये हँ -म्लिका, 
अशोक, कमल, कुन्द, तगर, मालती, कदप्ब, 
कनेर, नीले रंगका सदाबहार, अम्लान (औँ 
बोली), कुङ्कुम और सेधुवार॥ १२-१३॥ 

उमा-महेश्वरका पूजन करके उनके सम्मुख 
अष्ट सौभाग्य-द्रव्य रख दे। घृतमिश्रित निष्पाव 
(एक द्विदल), कुसुम्भ (केसर), दुग्ध, जीवक 
(एक ओषधिविशेष), दूर्वा, ईख, नमक और 
कुस्तुम्बुरु ( धनियाँ)-ये अष्ट सौभाग्य-द्रव्य हैं। 
चैश्नपासमें पहाड़ोंके शिखरोंका (गङ्गा आदिका) 
जल पान करके रुद्रदेव और पार्वतीदेवौके आगे 
शयन करे।* प्रातःकाल खान करके गौरी- 
'शंकरका पूजन कर ब्राह्मण-दम्पतिकी अर्चना करे 
और वह अष्ट सौभाग्य-इब्य “ललिता प्रीयतां 
'मम।' (ललिता मुझपर प्रसन्न हों)--ऐसा कहकर 
्हमणको दे॥ १४--१६॥ 

जरत करनेबालेको चैत्रादि मोम व्रतके दिन 
क्रमशः यह आहार करना चाहिये--चैत्रमें शृङ्जगल 
(झरनेका जल), वैशाखमें गोबर, ज्येष्ठमें मन्दार 


(आक)-का पुष्प, आषाढ्में बिल्वपत्र, श्रावणमें 
कुशल, भाद्रपदे दही, आश्चमं दगध, ा्तकमें 
चूतमित्रित दधि, मार्गशोरषमें गोमूत्र, पौषमें घृत, 
धमे काले तिल और फाल्गुनमें पञ्चगव्य। 
ललिता, विजया, भट्टा, भवानी, कुमुदा, शिवा, 
वासुदेवी, गौरी, मङ्गला, कमला और सती- 
चैत्रादि मासोंमें सौभाग्याष्टकके दानके समय 
उपर्युक्त नामका "प्रीयतां मम' से संयुक्त करके 
उच्चारण को। ब्रतके पूर्ण होनेपर किसी एक 
फलका सदाके लिये त्याग कर दै तथा गुरुदेवको 
तकियसे युक्त श्या, उमा-महेश्वरको स्वर्णनिर्मित 
प्रतिमा एवं गौसहित वृषधका दान करे। गुरु और 
ख्राहाण-दम्पतिका वस्त्र आदिसे सत्कार करके 
साधक भोग और मोक्ष--दोनोंको प्राप्त कर लेता 
है। इस 'सौभागयशयन' नामक व्रतके अनुष्ठानसे 
मनुष्य सौभाग्य, आरोग्य, रूप और दीर्घायु प्राप 
करता है॥१७-२१॥ 

यह व्रत भाद्रपद, वैशाख और मार्गशीर्षके 
शुक्लपक्षकी तृतोयाको भी किया जा सकता है। 
इसमें "ललितायै नमः' (ललिताको नमस्कार) 
इस प्रकार कहकर पार्वतीका पूजन करे। तदनन्तर 
जतक समाधिके समय प्रत्येक पक्षं ब्राह्मण- 
दस्पतिकी पूजा करनी चाहिये। उनकी चौबीस 
वस्त्र आदिसे अर्चना करके मनुष्य भोग और 
मोक्ष-दोजॉंको प्रात कर लेता है। 'सौभाग्यशयन की 
यह दूसरी विधि बतायी गयी। अब मैं 
“सभाग्यत्रत'के विषयमें कहता हूँ। फाल्गुन 
आदि मासोमें शुक्लपक्षकी तृतीयाको व्रत करनेवाला 
जमकका परित्याग करे। व्रत समाप्त होनेपर 
'ब्रह्मण-द्पतिका पूजन करके ' भवानी प्रीयताम्‌।' 
(भवानी प्रसन्न हों) कहकर शय्या और सम्पूर्ण 
|सामग्रियोंसे युक्त गृहका दान करे। यह 'सौभाग्य- 


पेब पूय सभाम 
कृतसमु 


र पिमो 
कुप्‌ । चेशो सय दवेः स्वपत्‌॥ {अहन १७८। १४-१५) 


३६८ 


मब 


कृतीया' व्रत कहा गया, जो पार्वती आदिके 
'लोकोंको प्रदान करनेवाला है। इसी प्रकार माघ, 
भाद्रपद और वैशाखको तृतीयाको व्रत करना 
चाहिये॥ २२--२६॥ 

चैन्रमें ' दमनक -तृतीया'का व्रत करके पार्वतीकी 
“दमनक” नामक पुष्पोंसे पूजन करनी चाहिये। 
ार्मशौर्षमें ' आत्म-तृतोया” का व्रत किया जाता 
है। इसमें पार्वतीका पूजन करके ब्राह्मणको 


इच्छानुसार भोजन करावे। मार्गशीर्षकी तृतीयासे 
आरम्भ करके, क्रमशः पौष आदि मासोमेँ 
उपर्युक्त व्रतका अनुष्ठान करके निम्तलिखित 
जामॉको 'प्रीयताम्‌'से संयुत करके, कहे 
गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कान्ति, सरस्वती, 
वैष्णवी, लक्ष्मी, प्रकृति, शिवा और तारायणी । 
इस प्रकार व्रत करनेवाला सौभाग्य और स्वर्गको 
पा करता है ॥ २७-२८॥ 


इस प्रकार आदि आशक महापुराकनों तीके लोका वर्णन" नामक 
एक सौ अठरा अध्याय परा हुआ# १७८॥ 
pr 


एक सौ 

चतुर्थी 

अग्निदेव कहते हं वसिष्ठ! अब यै आपके 
सम्मुख भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले चतुर्थी- 
सम्बन्धी ब्रतोंका वर्णन करता हूँ। माघके शुक्लपक्षकी 
चतुर्थीको उपवास करके गणेशका पूजन करे। 
तदनन्तर पञ्चमीको तिलका भोजन करे। ऐसा करनेसे 
मनुष्य बहुत वर्षौतक विष्तरहित होकर सुखो 
रहता है। “गं स्वाहा।'-- यह मूलमन्त्र है। “गा 
नमः।' आदिसे इदयादिका न्यास करे*॥ १-२॥ 
“ आगच्छोल्काय' कहकर गणेशका आवाहन 
और 'गच्छोल्काय' कहकर विसर्जन करे। इस 
प्रकार आदिमें गकारयुक्त और अन्तमें 'उल्का' 
शब्दयुकत मन्त्रसे उनके आवाहनादि कार्य करे। 


गन्धादि उपचारों एवं लओं आदिद्वारा गणपतिका 


उनासीवाँ अध्याय 
तिथिके व्रत 


पूजन करे॥ ३॥ (तदनन्तर निम्नलिखित गणेश 
गायत्रीका जप करे-) 

ॐ महोल्काय विहे वक्रतुण्डायधीमहि। 

त्रो दन्ती प्रचोदयात्‌॥ 

भापदक शुक्लपक्षकी चतुर्थको ग्रत करेवाला 
'शिवलोकको प्रा करता है। ' अङ्गारक-चतुर्थी' 
(मङ्गलवारसे युक्त चतुर्था)-को गणेशका पूजन 
करके मनुष्य सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको प्रास कर 
लेता है। फाल्गुनकी चतुर्थीको रत्रिं ही भोजन 
करे। यह 'अविष्ता चतुर्थी के नमसे प्रसिद्ध है। 
चैत्र सासको चतुर्थको 'दमनक' नामक पुसे 
गणेशका पूजन करके मनुष्य सुख-भोग परास 
करता है॥४--६॥ 


इस कार आदि आल्नेक महापुरं “चतुर्थीके कतोंका कबन' नामक 
एक साँ उना अध्याय पूरा हुआ9 १७१४ 
ree 


प त वि इ पङ्गो नल 


(ग इय नम: । ए स्ह म किखाये बट मं ने्रयाय चौ» क हुम्‌। गः अस्काय फट्‌ 


«अध्याय १८२० 


'एक सौ अस्सीवाँ अध्याय 
पञ्चमी तिथिके व्रत 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ! अब मैं आरोग्य, 
स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कलेवाले पञ्चमी-व्रतका वर्णन 
कर्ता हूँ। श्रावण, भाद्पद, आशिन और कार्तिकके 
'शुक्लपक्षकी पञ्चमीको वासुकि, तक्षक, कालिय, 


“मणिभद्र, ऐरावत, धृतराट्र, ककोंटक और धनंजय 
नामक नागोंका पूजन करना चाहिये॥ १-२॥ 

ये सभी नाग अभय, आयु, विद्या, यश और 
लक्ष्मी प्रदान करनेवाले हैं॥३॥ 


इस पकार आहि आलेय महापुटाणमे “पञजमीके तोका वर्षत” नामका 
रक साँअस्सीचा अध्याय पूण हुआ# १८०॥ 


अर्ष्यदान करना चाहिये। इससे मनुष्य भोग और 
मोक प्रात करता है। इसे “स्कन्दपष्टी-ब्रत' कहते 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ट ! अब मैं सप्तमी 
तिथिके व्रत कहूँगा। यह सबको भोग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाला है। माघ मासके शुक्लपक्षकी 
सप्तमी तिथिको (अष्टदल अथवा द्वादशदल) 
कमलका निर्माण करके उसमें भगवान्‌ सूर्यका 
पूजन करना चाहिये। इससे मनुष्य शोकरहित हो 
जाता है॥ १॥ 

भाद मासम शुक्लपक्षकी सत्तमीको भगवान्‌ | 
आदित्यका पूजन केसे समस्त अभीष्ट वस्तुओकी 
प्राति होती है। पौषमासमेँ शुक्लपक्षकी सतमीको 


हैं। भादपदके कृष्णपक्षकी षषी तिथिमें ' अक्षयपष्टी 
त” करना चाहिये। इसे मार्गशीर्षमे भी करना 
चाहिये। इस अक्षयषष्टीके दिन किसी भी एक 
वर्ष निराहार रहनेसे मानव भोग और मोक्ष प्राप्त 
कर लेता है॥ १-२॥ 


निराहार रहकर सूर्वदेवका पूजन केसे सारे 
चाषोंका विनाश होता है॥२॥ 

माघके कृष्णपक्षे ' सर्वाधि-सप्मी'का व्रत 
करना चाहिये। इससे सभी अभीष्ट वस्तुओंकी 
लि होती है। फाल्गुनके कृष्णपक्षमे 'नन्द- 
'सहमी'का व्रत करना चाहिये। मा्गशीर्षके शुक्ल- 
पक्षम 'अपराजिता सप्तमी'को भगवान्‌ सूर्यका 
पूजन और व्रत करना चाहिये। एक वर्षतक 
मार्गशीर्षके शुक्लपक्षका “पुत्रीया सतमी' व्रत 


स्खियोको पुत्र प्रदान करनेवाला है॥ ३-४॥ 


इस रकार आदि आलेख हातुराणये *सतमाके क्रतोंका वर्ण" मक 
रक सा बयासीका अध्यव पूरा इमा॥१८२॥ 
Pi 


ea कक ७० 


«अपुण» 


एक सौ तिरासीवाँ अध्याय 
अष्टमी तिथिके व्रत 


अनिद कहते हैं-- वसि! अब में आष्मीको 
किये जानेवाले व्रतॉंका वर्णन करूँगा। उनमें 
पहला रोहिणी नक्त्रयक्त अष्टमीका व्रत है। 
भाद्रपद मासके कृष्णपक्षकी रोहिणी नक्षसे युक्त 
अष्टमी तिथिको ही अर्धरात्रिके समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका प्राकटय हुआ था, इसलिये इसी 
अष्टमीको उनकी जयन्ती मनायी जाती है। इस 
(तिथिको उपवास करसे मनुष्य सात जनमोके 
किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है॥ १-२॥ 

अतएव भाद्रपदके कृष्णपक्षको 
अष्टमीको उपवास रखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
पूजन करना चाहिये। यह भोग और मोक्ष प्रदान 
करोवाला है॥३॥ 

(पूजनकी विधि इस प्रकार है--) 
आवाहन-मन्त्र और नमस्कार 
आवाहदाम्यहै कृष्णं लभ च देककीम्‌। 
असुदेव॑ यशोदां गाः पूजयामि नमोऽस्त ले॥ 
योगाय योगपतये योगेशाय _ चणो, नम:। 
योगादिसम्भवावैव गोविन्दाय जपो नमः ॥ 

'मैं श्रीकृष्ण, बलभद्र, देवकी, वसुदेव, 
यशोदादेवी और गौओंका आवाहन एवं पूजन 
करता हूँ; आप सबको नमस्कार है । योगस्वरूप, 
योगपति एवं योगेश्वर श्रीकृष्णके लिये नमस्कार 
है। योगके आदिकारण, उत्पत्तिस्थान श्रोगोवित्दके 
लिये बारंबार नमस्कार है'॥ ४-५॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णको स्नान कराये 
और इस मन्त्रसे उन्हें अर्ध्यदान करे- 

राय याय यानां पतये नमः॥ 
चज्ञादिसम्भवादैव गोविन्दाय नयो नयः। 

“यञ, यज्ञस्वरूप, यज्ञॉके अधिपति 
एवं यज्ञे आदि कारण ओ्रेगोवित्दको बारबार 
नमस्कार हैँ।' 


चुष्य-धूप' 

गृहाण देव पुष्पाणि सुगन्धीनि प्रियाणि ते॥ 

सर्वकामप्रदो देव भव थे” देवदत 

थूयथूपित धूपं त्यै भूपितैस्ल गृहाण भे॥ 

कुरु मां सर्वदा हरे। 

“देव! आपके प्रिय ये सुगन्धयुकत पुष्प ग्रहण 
'कौजिये। देवताओंद्वारा पूजित भगवन्‌। मेरी सारी 
'कामनाएँ सिद्ध कीजिये। आप धूपसे सदा धूपित 
हैं, मेरे द्वारा अर्पित धूप-दानसे आप धूपकी 
सुगन्ध ग्रहण कोजिये। श्रीहरे। मुझे सदा सुगन्धित 
पु, धूप एवं गन्धसे सम्पन्न कोजिये।' 

दीप-दान 

दौषदील महादीषं दीपदीमिद ` स्वदा॥ 

मया दत्त गृहाण त॑ कुर चोय च माम्‌ 

विश्वाव विश्वपतये विश्वेशाय नमो नपः॥ 

विद्ादिसम्धवादैव गोविन्दाय निवेदितम्‌। 

“प्रभो! आप सर्वदा दीपके समान देदीप्यमान 
एवं दौपको दि प्रदान करनेवाले हैं। मेरै हारा 
दिया गया यह महादीप ग्रहण कौजिये और मुझे 
भी (दीपके समान) ऊर्ध्वगतिसे युक्त कीजिये। 
विरूप, विश्वपति, विश्वेश्वर श्रीकृष्णके लिये 
नमस्कार है, नमस्कार है। विश्वके आदिकारण 
श्रगोविन्दको मैं यह दीप निवेदन करता हूँ।' 


सर्वादिसम्भवायैव गोविन्दाय नमो नमः। 

“धर्मस्वरूप, धर्मके अधिपति, धर्मेश्वर एवं 
अर्मके आदिस्थान श्रीवासुदेवको नमस्कार है। 
गोविन्द! अब आप शयन कीजिये। सर्वरूप, 
सबके अधिपति, सर्वेश्व, सबके आदिकारण 


श्रोगोविन्दको बारंबार नमस्कार है। 

(तदनन्तर रोहिणीसहित चन्द्रमाको निम्नाक्लित 
मन्त्र पढ़कर अरव्यदान दे--) 

क्षीरोदार्णवसम्भूत अच्रिनेत्रसमुद्धय॥ 

गृहाणाष्य शशाङ्के रोहिण्या सहितो मभ। 

“क्षीरसमुदसे प्रकट एवं अज्िके नेत्रसे उद्धृत 
तेजःस्वरूप शशाङ्क! रोहिणीके साथ मेरा अर्घ्य 
स्वीकार कीजिये ।' 

फिर भगवदिग्रहको वेदिकापर स्थापित करे 
और चन्द्रमासहित रोहिणोका पूजन करे। तदनतर 
अर्थतरिके समय वसुदेव, देवकी, नन्द-यशोदा 


चारासे अभिषेक करे॥ ६--१५॥ 

तसचात्‌ व्रत करनेवाला मनुष्य ब्ाहाणोको 
ओजन करवे और दक्षिणामें उन्हें वस्त्र और 
सुवर्ण आदि दे। जन्याष्टमीका व्रत करनेवाला 
पुरु होकर विष्णुलोकका भागी होता है। 
जो मनुष्य प्रतिको इच्छाले प्रतिवर्ष इस 
मतका अनुहान करता है, वह 'पुम्‌' नामक 
जरकके भयसे मुक्त हो जाता है।(सकाम 
गत कललेवाला भगवान्‌ गोवर र्ना करे-) 
"प्रो! मुझे पुत्र, धन, आयु, आरोग्य और संतति 
'दोजिये। गोविन्द! मुझे धर्म, काम, सौभाग्य, स्वर्ग 


और बलरामका गुड़ और घृतमित्रित दुश्ध-| और मोक्ष प्रदान कीजिये'॥१६--१८॥ 


इस प्रकार आदि आम्नेय महापुटाणमे 'अहमीके रोका कर्ण! नामक 
एक सा तिसी अध्याय पूण हुआ# १८३॥ 


एक सौ चौरासीवाँ अध्याय 
अष्टमी-सम्बन्धी विविध व्रत 


अग्निदेव कहते हैं-- मुनिश्रेष्ठ वसिष्ट! चैत्र 
'मासके शुक्लपक्षकौ अष्टमीको व्रत करे और उस 
दिन ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मातृगणोंका जप- 
पूजन करे। कृष्णपक्षकी अष्टमीको एक वर्ष 
श्कृष्णकी पूजा करके मनुष्य संतानरूप अर्थकी 
पति कर लेता है॥ १॥ 

अब मैं 'कालाष्टमी'का वर्णन करता हूँ। यह 
खत मार्गशीर्ष मासके कृष्णपक्षकी अष्टमीको 
करना चाहिये। रात्रि होनेपर व्रत करनेवाला 
'लानादिसे पवित्र हो, भगवान्‌ 'शंकर'का पूजन 
करके गोमूत्रसे व्रतका पारण करे। रात्रिको 
भूमिपर शयन करे। पौष मासमें 'शम्धु'का पूजन 
करके घृतका आहार तथा मामं 'महेश्वर'की 
अर्चना करके दुधका पान करे। फाल्युनमें 
“महादेव'की पूजा करके अच्छी प्रकार उपवास 
करके बाद तिलका भोजन करे। चैमं स्थाणु'का 


पूजन करके जौका भोजन करे। वैशाखमें 'शिव 'की 
पूजा करे और कुशजलसे पारण करे। ज्येहमे 
“पशुपति'का पूजन करके शृङ्जजल (झरनेके 
जल)-का पान करे। आषाद़में “उग्र 'की अर्चना 
करके गोमयका भक्षण और श्रावणमें 'शर्व'का 
पूजन करके मन्दारके पुष्पका भक्षण करे । भा्रपदमें 
रात्रिक समय “त्यम्बक 'का पूजन करके बिल्वपत्रका 
भक्षण करे। आश्िनमें 'ईश'की अर्चना करके 
चावल और कार्तिकमें “रद्र'का पूजन करके 
दधिका भोजन करे। वर्षकी समाति होनेपर होम 
करे और सरवतो (लिङ्गतो)-भट्रका निर्माण करके 
उसमें भगवान्‌ शंकरका पूजन करे। तदनन्तर 
आचार्यको गौ, वस्त्र और सुवर्णका दान करे। 
अन्य ब्राह्मणोंको भी उन्ही बस्तुओंका दान करे। 
आहाणोंको आमन्त्रित करके भोजन कराकर मनुष्य 
भोग और मोक्ष प्रास कर लेता है॥२-७६॥ 


३७२ 


4 अमिनपुराण> 


प्रत्येक मासके दोनों पकी अष्टम तिथियोको 
रात्रिमें भोजन करे और वर्षके पूर्ण होनेपर गोदान 
करे। इससे मनुष्य इन्द्रपदको प्राप्त कर लेता है। 
यह “स्वर्गति-ब्रत' कहा जाता है। कृष्ण अथवा 
शुक्ल--किसी भी पक्षमें आष्टमीको बुधवारका 
योग हो, उस दिन दत रखे और एक समय 
भोजन करे। जो मनुष्य अष्टमीका व्रत कले हैं, 
उनके घरमें कभी सम्पत्तिका अभाव नहीँ होता। 
दो अंगुलियों छोड़कर आठ मुट्ठी चावल ले और 
उसका भात बनाकर कुशयुक्त आश्रपत्रके दोनेमें 
रखे। जुधका पूजन करना 
चाहिये और 'बुधाष्टमी-ब्रत'की कथा सुनकर 
भोजन करे। तदनन्तर बराहाणको ककड़ो और 
चावलसहित यथाशक्ति दक्षिणा दे॥८-१२॥ 

('बुधा्टमी-द्रत'की कथा निम्नलिखित 
है-) धीर नामक एक ब्राह्मण था। उसकी 
पललीका नाम था रम्भा और पुत्रको नाम कौशिक 
था। उसके एक पुत्री भी थी; जिसका नाप 
बिजया था। उस ब्राहाणके धनद नामका एक बैल 
था। कौशिक उस बैलको ग्वालॉके साथ चरानेको 
ले गया। कौशिक गङगा स्नानादि कर्म कले लगा, 
उस समय चोर बैलको चुरा ले गये। कौशिक जब 
नदीस नहाकर निकला, तब बैलको वहाँ न पाकर 
अपनी बहिन विजयाके साथ उसकी खोजें चल 
घड़ा। उसने एक सरोबरपे देवलोककी स्मियोका 
समूह देखा और उनसे भोजन माँगा। इसपर उन 
'स्त्रयोंने कहा-'आप आज हमारे अतिथि हुए 
हैं, इसलिये व्रत करके भोजन कौिये।' तदनन्तर 
कौशिके ' बुधाष्टमी 'का व्रत करके भोजन किया। 
उधर धीर वनरक्षकके पास पहुँचा और अपना 


बैल लेकर विजयाके साथ लौट आया। धीर 
जाहाणने यथासमय विजयाका विवाह कर दिया 
और स्वव मृत्युके पश्चात्‌ यमलोकको प्राप्त हुआ। 
परेतु कौशिक व्रतके प्रभावसे-अयोध्याका राजा 
हुआ। विजया अपने “माता-पिताको नरककी 
चातना भोगते देख यमराजके शरणाफ्र हुई। 
कौशिक जब मृगयाके उद्देश्यसे बनें आया, तब 
उसने पूछा-- मरे माता-पिता नरकसे मुक्त कैसे 
हो सकते हैं?” उस समय यमराजने वहाँ प्रकट 
होकर कहा--बुथाष्टमीके दो व्रतोकि फलसे।' 
जय कौशिकने अपने माता-पिताके उद्देश्यले दो 
बुधाष्टमौ-व्रतोंका फल दिया। इससे उसके माता- 
पिता स्वम चले गये। तदनन्तर विजयाने भी 
हर्षित होकर भोग-मोक्षादिकी सिद्धिके लिये इस 
व्रतका अनुष्ठान किया॥ १३--२०६॥ 

वसिष्ठ! चैत्र मासके शुक्लपक्षकी अष्टमीको 
जब पुनर्वसु नक्षत्रका योग हो, उस समय जो 
मनुष्य अशोक-पुष्पकी आठ कलिकाओंका रस- 
पान क हैं, वे कभी शोकको प्राप्त नहँ होते। 
(कलिकाओंका रसपान निम्नलिखित मने करना 
चाहिये-) 

त्वामशोक हराभो मधुमाससमुद्धव। 

_पिवामि शोकसंतप्नो मामशोकं सदा कुरु॥ 

चैत्र मासमें विकसित होनेवाले अशोक! तुम 
भगवान्‌ शंकरके प्रिय हो। मैं शोकसे सतस होकर 
बुम्हारी कलिकाओंका पान करता हूँ। अपनी ही 
तरह मुझे भी सदाके लिये शोकरहित कर दो।' 
चैत्रादि मासाँकी अष्टमीको मातृगणकी पूजा 
करलेवाला मनुष्य सजुऑंपर विजय पास कर लेता 
है॥ २९-२३॥ 


इस पकार आदि' आस्तेय महातुराणरमे 'अहमोके विविध बरला य्न” नामक 
एक सौ चासी अध्याय पूरा हुआ# १८४० 
तन 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ! अब मैं भोग | ध्वजा, डमरू और पाश एवं दक्षिण 


और मोक्ष आदिकी सिद्धि प्रदान करनेवाले 
जवमी-सम्बन्धी व्रतोंका वर्णन करता हूँ। आच्िनके 
शुक्लपक्षमे “गौरी-नवमी'का व्रत करके देवीका 
पूजन करना चाहिये। इस नवमीको 'पिष्टका- 
नवमी' होती है। उसका व्रत करनेवाले मनुष्यको 
देवीका पूजन करके पिष्टात्रका भोजन करना 
चाहिये। आश्चिनके शुक्लपक्षकी जिस नवमीको 
अष्टमी और मूलनक्षत्रका योग हो एवं सूर्य 
कन्या-रशिपर स्थित हों, उसे “महानवमी' कहा 
'गया है। वह सदा पापोंका विनाश करनेवाली है। 
इस दिन नवदुर्गाओंको नौ स्थानोमें अथवा एक 
स्थानम स्थित करके उनका पूजन करना चाहिये। 
मध्यमे अष्टादशभुजा महालक्ष्मी एवं दोनों 
पार्श-भागोंसें शेष दुर्गाऑका पूजन करना 
चाहिये। अञ्जन और डमरूके साथ निम्नलिखित 
कमसे नवदुर्गाऑकी स्थापना करनी चाहिये- 
सचा, प्रचण्डा, चण्डोग्रा, चण्डनायिका, चण्डा, 
चण्डवती, पण्या, चण्डरूपा और अतिचण्डिका। 
इन सबके मध्यभागमें अष्टादशभुजा उग्रचण्डा 
महिषमर्दिनी दुर्गका पूजन करना चाहिये। 
“ॐ दुर्ग दुगे रक्षसि स्वाहा।'-- यह दशाक्षर- 
मन्त्र है--॥ १-६॥ 

जो मनुष्य इस विधिसे पूर्वोक्त दशाक्षर- 
भन्त्रका जप करता है, वह किसीसे भी बाधा नहीं 
प्राप्त करता। भगवती दुर्गा अपने वाम करोमे 
'कपाल, खेटक, घण्टा, दर्पण, तर्जनी-मुद्रा, धनुष, 


करोंमें शक्ति, मुट्गर, त्रिशूल, व; खङ्ग, भाला, 
अङकुश, चक्र तथा शलाका लिये हुए हैं। उनके इन 
आयुधोंकी भी अर्चना करे॥ ७--१०॥ 

फिर 'कालि कालि' आदि मन्त्रका जप 
करके खङ्गसे पशुका वध करे । (पशुबलिका मन्त्र 
इस प्रकार है--) “कालि कालि वज्रेश्वरि 
लोहदण्डायै जम: ।' बलि-पशुका रुधिर और 
संस, 'पूतनाय नाम:।' कहकर नैऋत्यकोणमें, 
“पापराक्षस्यै नमः।' कहकर वायव्यकोणमें, 
“चरक्यै नमः।' कहकर ईशानकोणमें एवं 
“विदारिकायै नमः।' कहकर अग्निकोणमें उनके 
उददेश्यसे समर्पित करे। राजा उसके सम्मुख स्नान 
करे और स्कन्द एवं विशाखके निमित्त पिष्टनिर्मित 
रजकी बलि दे। रातिम राही आदि शक्तियाँका 
पूजन करे- 
जयन्ती मङ्गला काली भट्रकाली कपालिनी। 
दुर्गा शिवा क्षमा थाजी स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ॥ 

"जयन्ती, मङ्गला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, 
दुर्गा, शिवा, क्षमा, धात्री, स्वाहा और स्वधा- 
इन जामॉसे प्रसिद्ध जगदम्बिके! तुम्हें मेरा 
नमस्कार हो।' आदि मन्खोँसै देवीकी स्तुति करे 
और देवीको पञ्चामृतसे स्नान करके उनकी 
विविध उपचाराँसे पूजा करे। देवीके उद्देश्यसे 
किया हुआ ध्वजदान, रथयात्रा एवं बलिदान- 
कर्म अभीष्ट यस्तुओंकी प्राप्ति करानेवाला 
है॥ ११-१५॥ 


इस प्रकार आदि आस्तेक महायुरकर्ो तवयीके चलो वर्षा” नामक 
रक सौ कलीचा अध्याय पूछा हुआ# १८५४ 
हि त 


एक सौ छियासीवाँ अध्याय 
(दशमी तिथिके व्रत 


अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ट! अब मैं 
दशमी-सम्बन्धी व्रतके विषयमे कहता हूँ, 
जो धर्म-कामादिको सिद्धि कलेवाला है। 
दशमीको एक समय भोजन करे और व्रतके 


समाप्त होनेपर दस गौओं और स्वर्णमयी 
तिमाओका दान करे। ऐसा कलेसे मनुष्य 
ज्ञाण आदि चारों वर्णोका अधिपति होता 
है४१४ 


इस पकार आदि आणक महामुराणमे 'दशमोके ब्लोक व्ष” नामक 
एक सौँ छियासोको अध्याय पूरा हुआ# १८६॥ 


एक सौ सतासीवाँ 


सीवाँ अध्याय 


एकादशी तिथिके व्रत 


अग्निदेव कहते हैं वसिष्ट! अब मैं भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाले एकादशौ-च्रतका 
वर्णन करँगा। व्रत करनेवाला दशमीको मांस 
और मैधुनका परित्याग कर दे एवं भजन भी 
नियमित करे। दोनों पक्षॉकी एकादशीको भोजन 
न करे॥ र३॥ 

द्वादशी-विद्धा एकादशीमे स्वयं शरोहरि स्थित 
होते हैं, इसलिये द्वादशी-विद्धा एकादशीके 
ब्रतका तरयोदशीको पारण केसे मनुष्य सौ 
यका पुण्यफल प्राप्त करता है। जिस दिनके 
पूर्वभागमे एकादशी कलामात्र अवशिष्ट हो 
और शेषभागमें द्वादशों व्या हो, उस दिन 


(एकादशीको निराहार रहकर, दूसरे दिन यह 
कहकर भोजन करे--'पुण्डरीकाक्ष! मैं आपकी 
शरण ग्रहण करता हूँ। अच्युत! अब मैं भोजन 
करेगा शुक्लपक्षकों एकादशीको जब पुष्यनक्षत्रका 
योग हो, उस दिन उपवास करना चाहिये। वह 
अक्षयफल प्रदान करनेवाली है. और ' पापनाशिनी' 
कही जाती है। श्रवणनक्षत्रसे युक्त द्वादशीविद्धा 
एकादशी “विजया” नामसे प्रसिद्ध है और 
भोको विजय देनेवाली है। फाल्गुन मासमें 
पुष्यनक्षत्रसे युत एकादशीको भी सत्पुरुषे 
“विजया' कहा है। वह गुणोमें कई करोड्गुना 
अधिक मानो जाती है। एकादशीको सबका 


एकादशीका व्रत करके ज्योदशीमें परण करनेसे 
अं यज्ञॉका पुण्य प्राप्त होता है। दशमी-विद्धा 
एकादशीको कभी उपवास नहीं करना चाहिये; 
क्योकि सह नरककी प्राति करानेवाली है। 


उपकार करनेवाली विष्णुपूजा अवश्य करनी 
चाहिये। इससे मनुष्य इस लोकमें धन और पुसे 
युक्त हो (मृत्युके पक्षात्‌) विष्णुलोकमें पूजित 
होता है॥२-९॥ 


इस अकार आदि आक महापा 'एकादसीके बोका वर्ष” शक 
एक सौँ सतासीवाँ अध्याय पूरा हुआ# १८७० 
Sm 


= अध्याय १८१० 


३७५ 


| उकल ल ऊ कक कक कक ड कक अ कक कक क डक ऊक कक कक कक ज क कक कक कक म क कसम कब क कक कक क पक रस 5 ळक 
'एक सौ अठासीवाँ अध्याय 
द्वादशी तिथिके व्रत 


अग्निदेव कहते हैं-- सुनिश्रेष्! अब ये भोग 
एवं मोक्षप्रद द्वादशी-सम्बन्धी व्रत कहता हुँ। 
ददती तिथिको मनुष्य रात्रिको एक समय भोजन 
करे और किसीसे कुछ नहीं माँगे। उपवास करके 
भी भिक्षा-प्रहण करनेवाले मनुष्यका ट्वादशीव्रत 
सफल नहीं हो सकता। चैत्र माके शुक्लपक्ष 
ददती तिथिको 'मदनद्वादशी' का व्रत करनेवाला 
भोग और मोक्षकी इच्छसे कामदेव-रूपी श्रोहरिका 
अर्चत करे। माघके शुक्लपक्षकी द्वादशी- 
को “भीमद्वादशी'का व्रत करना चाहिये और 
“नमो जारायणाय।' मन्त्रसे श्रीविष्णुका पूजन 
करना चाहिये। ऐसा करवला मनुष्य सब कुछ 
प्राप्त कर लेता है। फाल्युनके शुक्लपक्ष 
“पोवित्ददवादशी'का व्रत होता है। आश्चिनमें 
“विशोकद्वादशी'का व्रत करनेवालेको श्रीहरिका 
पूजन, करना _चाहिये। मारगशीरषके शुक्लपक्षकी 
द्वादशीको श्रकृष्णका पूजन करके जो मनुष्य 
'लवणका दान करता है, वह सम्पूर्ण रसोके 
दालका फल प्राप्त करता है। भाद्रपदमे 
“गोवत्दमादशी'का व्रत कलेवाला गोवत्सका 
पूजन, करे। माघ मासके व्यतीत हो जानेपर 
'फाल्गुनके कृष्णपक्षकी द्वादशी, जो श्रवणनक्षतसे 
संयुक्त हो, उसे 'तिलद्वादशी' कहा गया है। इस 
(दिन तिलोंसे ही सान और होम करना चाहिये 
तथा तिलके लड्डुओँका भोग लगाना चाहिये। 


मन्दिरमे विलके तेलसे युक्त दीपक समर्पित 
करना चाहिये तथा पितरोंको तिलाझलि देनी 
चाहिये। ब्राह्मणॉंको तिलदान करे। होम और 
'उपवाससे हो 'तिलद्वादशी 'का फल प्रात होता है। 
“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।' मने श्रीविष्णुकी 
पूजा करनी चाहिये। उपर्युक्त विधिसे छः बार 
'तिलद्वादशो'का व्रत करनेवाला कुलसहित 
स्वर्गको प्राह करता है। फाल्गुनके शुक्लपक्षे 
"मनोरथद्वादशी'का व्रत करनेवाला श्रीहरिका पूजन 
करे। इसी दिन 'नामद्रादशी'का प्रत करनेवाला 
“केशव' आदि जामॉसे श्रीहरिका एक चर्षतक 
पूजन करे। वह मनुषय मृत्युके पश्चात्‌ स्वरं ही 
जाता है। वह कभी नरकगामी नहीं हो 
सकता। फाल्गुनके शुक्लपक्षे 'सुमतिद्वादशी 'का 
कत करके विष्णुका पूजन करे। भाद्रप मासके 
शुक्लक्षमे ‘अनन्व 'का व्रत करे। माघके 
शुक्लपक्षमे आश्लेषा अथवा मूलनक्षत्रसे युक्त 
“तिलद्वादशी ' करनेवाला मनुष्य 'कृष्णाय नम: ।' 
अनते श्रीकृष्णका पूजन करे और तिलॉका होम 
करे। फाल्गुनके' शुक्तपक्षमे, 'सुगतिद्वादशी 'का 
रत करनेवाला 'जय कृष्ण नमस्तुभ्यम्‌' मन्त्रसे 
एक वर्षतक श्रीकृष्णकी पूजा करे। ऐसा केसे 
मनुष्य भोग और मोक्ष-दोनों प्राप्त कर 
लेता है। पौषके शुक्लपक्षको द्वादशको “सम्प्राति- 
द्ादती'का ब्रत करे॥ १-१४॥ 


हल प्रकार आदि आग्तेष महापुराणमे 'डादशीके प्रतोँका कर्णत' नामक 
एक सौ अठासवाँ अध्याय पूछ हुआ॥ १८८० 


ree 
एक सौ नवासीवाँ अध्याय 
श्रवण-द्वादशी-ब्रतका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं-- अब मैं भपदमासके 
'शुक्लपक्षमें किये जानेवाले ' श्रवणद्वादशी' व्रतके 


विषयमें कहता हूँ। यह श्रवण नक्षसे संयुक्त 
'होनेपर श्रेष्ठ मानी जाती है एवं उपवास करनेपर 


महान्‌ फल प्रदान करवली है। श्वण-द्वादशोके 
दिन नदियोके संगमपर खान केसे विशेष फल 
रात होता है तथा बुधवार और श्रवणनक्षतरसे यु 
ड्वादशी दान आदि कॉम महान्‌ फलदायिनी 
होती है॥ १-२॥ 
जयोदशीके निषिद्ध होनेपर भो इस व्रतका 
पारण त्रयोदशीको करना चाहिये 
संकल्प-म् 
दश्यां च निराहारो वापनं पूजयाम्यहम्‌॥ 
स्वर्ण तरयोदश्या तु परणम्‌। 
"मै द्वादशीको निराहार रहकर जलपूर्ण कलशपर 
स्थित स्वर्णनिर्भित वामन-मूर्तिका पूजन करता हूँ 
एवं मैं व्रतका पारण जयोदशोको करूँगा।' 
आवाहन-मनत् 


शित्च 

“तै दो श्वेतवस्तरॉसे आच्छादित एवं छत्र 
पादुकाओसे युक्त कलशपर शङ्ख-चक्रधारी 
वामनावतार विष्णुका आवाहन करता हँ।' 

स्ानापँण-मन््र 

सापयापि जलैः शरण पञ्चामृतादिभिः ॥ 

छरदणडरं विष्णं वामनाय नमो नय: । 

“मैं छत्र एवं दण्डसे विभूषित सर्वव्यापी 
विष्णुको पञ्चामृत आदि एवं विशुद्ध जलका 
स्नान समर्पित करता हूँ। भगवान्‌ वामनको 
जमस्कार है।' 


अर्ष्यदान-मन्त्र 
अष्यै ददामि देवेश अण्या सदार्खित:॥ 
भुक्तियक्तिपरजाकीतिंसरवशर्यय्त कुरु 


'देवेश्वर! आप अध्यके अधिकारी पुरुषों तथा 
दूसरे लोगोड्वारा भी सदैव पूजित हैं। मै आपको 
अ््यदान करता हूँ। मुझे भोग, मोक्ष, संतान, यरा 
और सभी प्रकारके ऐश्वयोसे युक्त कोजिये।' 

फिर "वामनाय नमः” इस ममनत्रसे गन्धदव्य 


समर्पित करे और इसी मन्वा श्रीहरिके देश्ये 
एक सौ आठ आहतियौ दे॥३--७॥ 

“ॐ नमो वासुदेवाय।' मन्त्रे श्रीहरिके 
'शिरोभागको अर्चना करे। ' श्रीधराय नमः।' से 
सुखका, 'कृष्णाय नमः ।' से कष्ठ-देशका,' श्रीपतये 
नमः कहकर वकष:स्थलक, 'सर्वाखरधारिणे नम: ।' 
कहकर दोनों भुजाओँका, 'व्यापकाय नम: ।' से नाभि 
और 'वामनाय नमः।' बोलकर करि्रदेशका 
पूजन को ।' तरैलोक्यजननाय नमः ।' मन्त्रे भगवान्‌ 
दमनके उपस्थकौ, 'सवाध्चिपतये नम; ।' से दोनों 
जक्लओंकी एवं 'सर्वात्मने नम; ।' कहकर श्रीविष्णुके 
चरणोंकी पूजा करे॥ ८-१०॥ 

तदनन्तर वामन धगवान्‌को घृतसिद्ध नैवेद्य 
और दहौ-भातसे परिपूर्ण कुम्भ समर्पित करे। 
रातिम जागरण करके प्रात:काल संगममें सनान 
करे । फिर गन्ध-पुष्पादिसे भगवान्‌का पूजन करके 
निम्ताङ्कित मने पुष्पाकलि समर्पित करे- 


“बुध एवं श्रवणसंज्ञक गोविन्द! आपको 
नमस्कार है, नमस्कार है। मेरे पापसमूहका 
विनाश करके समस्त सौख्य प्रदान कौजिये। 
देवदेवेशवर जनार्दन! आप मेरी इस पुष्पाञ्जलिसे 
नित्य प्रसन्न हों'॥ ११-१३॥ 

(तत्पश्चात सम्पूर्ण पूजन-द्रव्य इस मन्त्रसे 
किसी विदान्‌ ब्राह्मणको दे-) 

'वामनो बुद्धिदो दाता ड्व्यस्थो वामनः स्वयम्‌। 

मन: प्रतिगृह्वाति खामनो मै ददाति च॥ 
द्रव्यस्थो वामनो नित्यं खामनाय नमो नय: । 

“भगवान्‌ वामनने मुझे दानकी बुद्धि प्रदान 
की है।वे हौ दाता हैं। देय-द्रव्यमें भी स्वयं 
चामन स्थित हैं। वामन भगवान्‌ ही इसे ग्रहण 
कर रहे हैं और वामन हो मुझे प्रदान करते 


«अध्याय १११० 


३७७ 


हैं। भगवान्‌ वामन नित्य सभी द्रव्योमें स्थित 
हैं। उन श्रीवामनावतार विष्णुको नमस्कार है, 
नमस्कार है।' 


इस प्रकार ब्राह्मणको दक्षिणासहित पूजन 
इवय देकर ब्राहाणोको भोजन कराके स्वयं भोजन 
केत १४-१५॥ 


इसा प्रकार आदि आस्तेय महापुराणमे 'श्रवणद्वादशा व्रतका वर्णन" नामका 
एक साँ तवासायाँ अध्याय पूरा हुआ# १८९॥ 
Sree 
एक सौ नब्बरेवाँ अध्याय 
अखण्डद्वादशी-त्रतका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं-- अब मैं 'अखण्डद्वादशी'- 
जतके विषयमे कहता हुँ, जो समस्त बरतोकी 
सम्पूर्णताका सम्पादन करनेवाली है। मार्गशीर्षके 
'ुक्लपक्षकी ह्वादशीको उपवास करके भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका पूजन करे। व्रत करनेवाला मनुष्य 
पश्गव्य-मिश्रित जलसे स्नान करे और उसौका 
पारण करे। इस दवादशीको ब्राह्मणको जौ और 
भानसे भर हुआ पात्र दान टै। भगवान्‌ श्ोविष्णुके 
सम्मुख इस प्रकार प्रार्थना करे-'भगवन्‌! सात 
अनमोम मेरै द्वारा जो प्त खण्डित हुआ हो, 
आपकी कृपासे यह मेरै लिये अखण्ड फलदायक 
हो जाय। पुरुषोत्तम! जैसे आप इस अखण्ड 


चराचर विके रूपे स्थित हैं, उसी प्रकार मेरै 
किये हुए समस्त ब्रत अखण्ड हो जायँ।' इस 
प्रकार (मार्गशीर्षसे आरम्भ करके फाल्गुनतक) 
त्येक मासमे करना चाहिये। इस व्रतको चार 
महीनेतक करतेका विधान है। चैत्रसे आधादपर्यतत 
यह व्रत करनेपर सतूसे भरा हुआ पात्र दान करे। 
वणस प्रारम्भ करके इस व्रतको कार्तिक समा 
करना चाहिये। उपर्यु विधे ' अखण्डदादशी ' 
का व्रत करनेपर सात जन्योकि खण्डित वरतोंको 
यह सफल बना देता है। इसके करसे मनुष्य 
दौर्ष आयु, आरोग्य, सौभाग्य, राज्य और विविध 
भोग आदि परात करता है॥१--६॥ 


इस प्रकार आदि आणेय महापुराणरमे 'अखण्डट्वादशी-वरतका वर्ण” नामक 
एक खाँ जम्थेवाँ अध्याय पूरा हुआ0 ११०७ 
rer 


एक सौ इक्यानबेवाँ अध्याय 


अग्निदेव कहते हैं--अब मैं त्रयोदशी 
'तिथिके व्रत कहता हूँ, जो सब कुछ देनेवाले हैं। 
पहले मैं 'अनङ्गत्रयोदशी 'के विषयमें बतलाता 
हूं। पूर्वकालमें अनङ्ग (कामदेव)-ने इसका व्रत 
किया था। मार्गशीर्ष शुक्ला त्रयोदशीको 
'कामदेवस्वरूप “हर' की पूजा करे। रात्रिम 
मधुका भोजन करे तथा तिल और अक्षत- 
मिश्रित भृतका होम करे। पौष 'योगेश्वर'का 


तिथिके ब्रत 


पूजन एवं होम करके चन्दनका प्राशन करे। 
मामं 'महेश्वर'की अर्चना करके मौक्तिक (रास्ता 
जामक पौधेके) जलका आहार करे। इससे मनुष्य 
स्वर्गलोकको प्राप्त करता है। खत करनेवाला 
गुम 'वीरभद्र' का पूजन करके कड्डोलका 
आन करे। चैत्रे 'सुरूप' नामक शिवकी अर्चना 
करके करका आहार केवला मनुष्य सौभाप्ययुक्त 
होता है। बैशाखमें “महारूप' की पूजा करके 


जायफलका भोजन करे। व्रत करनेवाला मनुष्य 
ज्येष्ठ मासमे 'प्रधुम्त' का पूजन करे और लौंग 
बाकर रहे। आपाढ़में “उमापति! की अर्चना 
करके तिलमिश्रित जलका पान करे। श्रावणरमे 
“शूलपाणि' का पूजन करके सुगन्धित जलका 
पान करे। भाद्रपदमे अगुरुका प्राशन करे और 
“सञ्घोजात' का पूजन करे। आश्चितमें "त्रिदशाधिप 
'शंकर' के पूजनपूर्वक स्वर्णजलका पान करे । व्रती 
पुरुष कार्तिकरमे 'विश्वेश्वर'की अर्चनाके अनन्तर 
'लवणका भक्षण करे। इस प्रकार वर्षके समाल 


होनेपर स्वर्णनिर्मित शिवलिङ्गको आमके पतों 
और वस्त्रसे डककर ब्राह्मणको सत्कारपूर्वक दान 
दे। साथ हो गौ, शय्या, छत्र, कलश, पादुका तथा 
रसपूर्ण पात्र भी दे॥ १-९॥ 

चैत्रके शुक्लपक्षकी त्रयोदशीको सिन्दूर और 
काजलसे अशोकवृक्षको अङ्कित करके उसके 
जीचे रति और प्रीति (कामको पलियो)-से युक्त 
'कामदेवका स्मरण करे। इस प्रकार कामनायुक्त 
साधक एक वर्षतक कामदेवका पूजन करे। यह 
“कामत्रयोदशी व्रत' कहलाता हैं॥ १०-११॥ 


जल कार आदि आणक महातुराणमे “शयोदशाके लका वर्णत नामक 
एक सौ इक्यानबेकाँ अध्याय पूरा हुआ# १९१॥ 


ere 
एक सौ बानबेवाँ अध्याय 
चतुर्दशी -सम्बन्धी व्रत 


'आग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ! अब मैं 
चतुर्दशी तिथिको किये जानेवाले ब्रतका वर्णन 
करूंगा। यह व्रत भोग और मोक्ष देनेवाला है। 
कार्तिककी चतुर्दशीको निराहार रहकर भगवान्‌ 
(शिवका पूजन करे और वहीसे आरम्भ करके प्रत्येक 
'मासकी शिव-चतुर्दशीको व्रत और शिवपूजनका 
क्रम चलाते हुए एक वर्षतक इस नियमको 
निभावे। ऐसा करनेवाला पुरुष भोग, धन और 
दौ्षायुसे सम्पन्न होता है॥ १६॥ 

मार्गशीर्ष मासके शुक्लपक्षमें अष्टमी, तृतीया, 
द्वादशी अथवा चतुर्दशीको मौन धारण करके 
'फलाहारपर रहे और देवताका पूजन करे तथा 
कुछ फलॉका सदाके लिये त्याग करके उन्हींका दान 
करे। इस प्रकार “फलचतुर्दशी' का व्रत करनेवाला 
पुरुष शुक्ल और कृष्ण-दोनों पक्षोकी चतुर्दशी 
एवं अष्टमीको उपवासपूर्वक भगवान्‌ शिवकी 
पूजा करे। इस विधिसे दोनों पक्षको चतुर्दशीका 
व्रत करनेवाला मनुष्य स्वर्गलोकका भागी होता 
है। कृष्णपक्षकी अष्टमी तथा चतुर्दशीको 


जक्तग्रत (केवल रातमें भोजन) करनेसे साधक 
इहलोकमें अभीष्ट भोग तथा -परलोकमे शुभ 
गति पाता है। कार्तिककी कृष्णा चतुर्दशीको 
सान करके ध्वजके आकारवाले बसके डंडोंपर 
देवराज इन्द्रकी आराधना करनेसे मनुष्य. सुखी 
होता है॥२-६॥ 

तदनन्तर प्रत्येक मासकी शुक्ल चतुर्दशीको 
ओहसिकि कुशमय विग्रहका निर्माण करके उसे 
जलसे भरे पाके ऊपर पथरावे और उसका 
पूजन करे। उस दिन अगहनी धानके एक सेर 
चावलके आटेका पूआ बनवा ले। उसमेंसे आधा 
ब्राह्मणको दे दे और आधा अपने उपयोगमें 
लावे॥७-८॥ 

नदियोँके तटपर इस त्त और 'पूजनका 
आयोजन करके वहीँ हरिके 'अननतत्रत'की 
कथाका भौ श्रवण या कीर्तन करना चाहिये। उस 
समय चतुर्दश ग्रन्वियोंसे युक्त अनन्तसूत्का निर्माण 
करके अनन्तकी भावनासे ही उसका पूजन -करे। 
फिर किम्ताद्धित मनसे अभिमन्त्रित करके उसे 


+ अध्याय १२४० 


३७९ 


पसम समस 
अपने हाथ या कण्ठमें बाँध ले। मन्त्र इस | करें। आपके स्वरूपका कहीं अन्त नहीं है। 


प्रकार है-- 
अनन्तसंसारमहासमुटरे मान समभ्युद्धर वासुदेव ॥ 
अन्तर विनियोजयस्व हातपाय नमोनमस्ते । 


आप हमें अपने उसी 'अनन्त' स्वरूप 
मिला लें। आप अनन्तरूप परमेश्वरको बारंबार 
जमस्कार है।” इस प्रकार अनन्तव्रतका अनुष्ठान 


“है बासुदेव! संसाररूपी अपार पाणवासमें |करनेवाला मनुष्य परमानन्दका भागी होता 
डूबे हुए हम-जैसे प्राणियोंका आप उद्धार |है॥९-१०॥ 
इस प्रकार आदि आग्तेय महापुराणमे "अनेक प्रकारके चतुर्दशी-क्रतोंका वर्णन” नामक 
एक सँ यानकेबाँ अध्याय पूरा हुआ ११२४ 
Se 
एक सौ तिरानबेवाँ अध्याय 
शिवरात्रि-व्रत 


अग्निदेव कहते हैं-- बसिष्ठ) अब मैं भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाले “शिवसात्रि-ब्रत' का 
वर्णन करता हूँ; एकाग्रचितसे उसका श्रवण करो। 
'फाल्गुनके कृष्ण-पक्षकी चतुर्दशीको मनुष्य 
'कामनासहित उपवास करे। ग्रत करनेवाला रात्रिको 
जागरण करे और यह कहे-'मैं चतुरदशीको 
भोजनका परित्याग करके शिवरात्रिका व्रत करता 
हूँ। मैं ब्रतयुक्त होकर रात़ि-जागरणके द्वारा 
'शिवका पूजन करता हूँ। मैं भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाले शंकरका आवाहन करता हूँ। शिव! 


आप नरक-समुद्रसे पार करानेवाली नौकाके 
समान हैं; आपको नमस्कार है। आप प्रजा और 
र्यादि प्रदान कलेवाले, मङ्गलमय एवं शान्तस्वरूप 
हैं; आपको नमस्कार है। आप सौभाग्य, आरोग्य, 
विद्या, धन और स्वर्ग-मार्गकी प्राति करनेवाले 
है। मुझे धर्म दीजिये, धन दीजिये और कामभोगादि 
प्रदान कीजिये। मुझे गुण, कीर्ति और सुखसे 
सम्फा कौजिये तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान 
'कौजिये।' इस शिवरात्रि-ब्रतके प्रधवसे पापात्मा 
सुन्दरसेन व्यधने भी पुण्य प्राप्त किया॥ १-६॥ 


इस परकार आदि आहेव महानुशाणये “किलरातरि-करतका वर्णन” नवक 
एक सौ तिशबेाँ अध्याय पूण हुआ# ११३४ 


एक सौ चौरानबेवाँ अध्याय 
अशोकपूर्णिमा आदि ब्रतोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं-- अब मैं ' अशोकपूर्णिमा'के 
विषयमे कहता हूँ। फाल्गुनके शुक्लपक्षकी पूर्णिमाको 
भगवान्‌ वराह और भूदेवीका पूजन करे। एक 
वर्ष ऐसा कलसे मनुष्य भोग और मोक्ष- 
दोनोंकों परात कर लेता है। कार्तिककी पूर्णिमाको 
यूषोत्सर्ग करके रात्ित्रतका अनुष्ठान करे। इससे 
मनुष्य शिवलोकको प्राप्त होता है। यह उत्तम व्रत 


*बृषोत्सर्गब्रत' के नामसे प्रसिद्ध है। आश्विनके 
पिदपक्षकी अमावास्थाको पितरोंके उद्देश्यस 
जो कुछ दिया जाता है, वह अक्षय होता है। 
मनुष्य किसी वर्ष इस अमावास्याको उपवासपूर्वक 
तोका पूजन करके पापरहित होकर स्वर्गको 
ल कर लेता है। माघ मासकी अमावॉस्थाको 
(सावित्रीसहित) ब्रह्माका पूजन करके मनुष्य 


सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओको ग्राह कर लेता है। 
अब मैं “बटसावित्री '-सम्बन्धो अमावास्याके विषयमे 
कहता हूँ, जजो पुण्यमयो एवं भोग और मोक्षको 
पाति करनेवाली है। व्रत करेवालो नारो 
(जयोदशोसे. अमावास्यातक) “जिरात्रव्रत' करे 

अमावासयाको वटवृक्षके मूलभागे 
महासती सावित्रीका सपधान्यसे पूजन करे। जब 
रात्रि कुछ शेष हो, उसी समय वटके कण्ठ- 
सूत्र लपेटकर कुङ्कुमादिसै उसका पूजन करे । | 


प्रभातकालमें वटके समीप नृत्य करे और गीत 
गाये। “नमः सावित्र्यै सत्यवते।' (सत्यवान्‌- 
'सावित्रोको नमस्कार है)--ऐसा कहकर सत्यवान्‌- 
सावित्रीको नमस्कार करे और उनको समर्पित 
किया हुआ नैवेद्य ब्राह्मणको दे। फिर अपने घर 
आकर ब्राह्मणोंको भोजन कराके स्वयं भी भोजन 
'करे।'सावित्रीदेवी प्रीयताम्‌।' (सावित्रीदेवी प्रसन्न 
हों)-ऐसा कहकर व्रतका विसर्जन करे। इससे 
जारी सौभाग्य आदिको प्राप्त करती है॥ १-८॥ 


इस उकार आदि आश्नेय महापुरचमें 'तिकि-क्तका वर्न" नामक 
शक सौं चाँरानबेकाँ अध्याय पूरा हुआ# ११४० 


तिन नि 
पंचानबेवाँ अध्याय 


एक सौ पंचाः 

वार-सम्बन्धी 

अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ! अब मैं भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाले वार-सम्बन्धी ब्रतोंका 
बर्णन करता हूँ। जब रविवारको हस्त अथवा 
वु नक्षत्रको योग हो, तब पवित्र सर्वीषधिमित्रित 
जलसे स्नान करना चाहिये। इस प्रकार रविवारको 
रद्ध करनेबाला सात जन्मो्े रोगसे पीड़ित नहँ 
होता। संक्रान्तिके दिन यदि रविवार हो, तो उसे 
पवित्र 'आदित्य-हदय' माना गया है। उस दिन 
अथवा हस्तनक्षत्रयुक्त रविवारको एक वर्षतक 
जक्तव्रत करके मनुष्य सब कुछ पा लेता है। 
चित्रानक्षत्रयुक्त सोमवारके सात व्रत करके मनुष्य 
सुख प्राप्त करता है। स्वातीनक््रसे युक्त मङ्गलवारका 


्रतोंका वर्णन 

व्रत आरम्भ करें। इस प्रकार भङ्गलवारके सात 
जक्त्रत करके मनुष्य दुःख-बाधाओंसे छुटकारा 
ता है। बुध-सम्बन्धी तमे विशाखा न्क 
बुधवारको ग्रहण करे। उससे आरम्भ करके 
बुधवारके सात नक्त्रत करनेवाला बुधग्रहजनित 
चीडासे मुक्त हो जाता है। अनुराधा 
गुरुवारसे आरम्भ करके सांत नक्तत्रत करनेवाला 
बृहस्यति-प्रहकी पीड, ज्येानक्षतरयुकत शुक्रवारको 
व्रत ग्रहण करके सात नक्त करनेवाला शुक्रग्रहकी 
चीडासे और मूलनक्षत्रयुक्त शनिवारसे आरम्भ 
करके सात नकत्रत करनेवाला शनिग्रहकी पीड़ासे 
निवृत्त हो जाता है॥ १-५॥ 


इस प्रकार आदि आण्य, महातुराणमे *ार- सम्बन्धी ्रतोँका वर्षन नामक 
एक सा पचाने अध्याय पूरा हुआ १९५७ 


एक सौ छियानबेवाँ अध्याय 
नक्षत्र-सम्बन्धी व्रत 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ! अब मैं नक्षत्र- 
सम्बन्धी ब्रतॉंका वर्णन करता हूँ। नक्षत्र-विशेरमे | 
पूजन करलेपर श्रीहरि अभीष्ट मनोरथकी पूर्ति 


करते हैं। सर्वप्रथम नकषत्र-पुरुष श्रोहरिका चैत्र 
मासमे पूजन करे। मूल नक्ष हरिके चरण- 
'कमलॉको और रोहिणी नक्षत्रमें उनकी जद्भाओंकी 


«अध्याय ११६० 


३८१ 


अर्चना करे। आखिनी नक्षत्रके प्राप्त होनेपर 
जानुयुग्मका, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाद़ामें इनको 
दोनों ऊरुओंका, पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनीमें 
-उपस्थका, कृतिका नक्ष कटिप्रदेशका, पूर्वाभाटपदा 
और उत्तराभाद्रपदामें पार्थभागका, रेवतो नक्षत्रम 
कुक्षिदेशका, अनुराधामें स्तनयुगलका, धनिष्ठां 
पृष्ठभागका, विशाखामें दोनों भुजाओंका एवं 
पुनर्वसु नक्त्रमे अगुलियॉका पूजन करे। आस्लेपामें 
नखोका पूजन करके ज्येष्ठामे कण्ठका यजन करे। 
श्रवण नक्षत्रम सर्वव्यापी श्रोहरिके कर्णद्रयका और, 
पुष्य नक्षत्रम चदन- मण्डलका पूजन करे। स्वाती 
नक्षत्रमे उनके दाँतोंके अग्रभागकी, शतभिषा 
नक्षत्रमे मुखकी अर्चता करे। मघा नक्षत्रे 
नासिकाकी, मृगशिरा नक्षत्रमे नेको, चित्र क्षमे 
'ललाटकी एवं आरा नक्षत्रमे केशसमूहकी पूजा 
'करे। वर्षे समाल होनेपर गहसे परिपूर्ण कलशपर 
श्रीहरिकी स्वर्णमयी मूर्तिकी पूजा करके ब्राह्मणको 
दक्षिणासहित शय्या, गौ और धनादिका दान 
दे॥१-७॥ 

सबके पूजनीय नक्षत्रपुरुष श्रौविष्णु शिवसे 
अभिन्न हैं, इसलिये शाम्भवायनीय (शिव-सम्बन्धी) 
व्रत करनेवालेको कृत्तिका -नक्षत्र-सम्बन्धी कार्तिक 
मासमें और मृगशिरा-नक्षत्र-सम्बन्धी मार्गशीर्ष 
मासमे केशव आदि नामों एवं ' अच्युताय नमः ।' 
आदि मन्ना शरहरिका पूजन करना चाहिये-- 

संकल्प-मत्त्र 

कार्तिके कृत्तिकाभेउहि मासनक्षत्रगं हरिम्‌। 

शाम्भवायतीयद्नतक॑ करिष्ये भुक्तिमुक्तिदम॥ 

“मैं कार्तिक मासकी कृत्तिकानक्षत्रसे युत 
पूर्णिमा तिथिको मास एवं नक्षत्रमें स्थित औहरिका 
पूजन करूँगा तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाले 
शाम्भवायनीय ब्रतका अनुष्ठान कहूँगा।' 

आवाहन-मन्त्र 
सबँदायकम्‌। 
आवाहयाम्यहं  देवमायुरारोग्यवृद्धिदम्‌ ७ 


“जो केशव आदि महामूर्तियोके रूपमें स्थित 
हुँ और आयु एबं आरोग्यकी वृद्धि करनेवाले 
हैं, मैं उन सर्वप्रद भगवान्‌ अ्युतका आवाहन 
करता हूँ।' 

ख्रतकर्ता कार्तिकसे माघतक चार मासोँमें सदा 
अन्नन्दान करे। फाल्गुनसे ज्येष्ठक खिचड़ीका 
और आषाढसे आश्चिततक खौरका दान करे। 
भगवान्‌ श्रीहरि एवं ब्राह्मणोंकों रात़िके समय 
वेच समर्पित करे। पञ्चगव्यके जलसे सनान एवं 
उसका आचमन करनेसे मनुष्य पवित्र हो जाता 
है। मूर्तिके विसर्जनके पूर्व भगवानूको समर्पित 
'किये हुए समस्त पदार्थोको 'नैवेच' कहा जाता 
है, परंतु जगदीक्षर श्रीहरिंके विसर्जनके अन्तर 
चह तत्काल हो “निर्माल्य' हो जाता है। (तदनन्तर 
भगवानूसे निम्नलिखित प्रार्था करे) ' अच्युत! 
आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरे पापोंका 
विनाश हो और पुष्योंकी वृद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य 
और धनादि सदा अक्षय हाँ एवं मेरी संतान- 
परम्परा कभी उच्छित्न न हो। परात्परस्वरूप! 
अप्रमेय परमेश्वर! जिस प्रकार आप परसे भी परे 
एवं ब्रहाभावमे स्थित होकर अपनी मर्यादासे 
कभी च्युत नहँ होते हैं, उसी प्रकार आप मेरे 
मनोबाज्छित कार्यको सिद्ध कीजिये। पापापहारी 
भगवन्‌! मेरे द्वारा किये गये पाषोंका अपहरण 
कौजिवे । अच्युत! अनन्त! गोविन्द! अप्रमेयस्वरूप 
पुषेम मझ प्रसन्न होइये और मेरे मनोभिलपित 
पदार्थको अक्षय कीजिये।' इस: प्रकार सात 
वर्षोतक औहरिका पूजन करके मनुष्य भोग और 
मोक्षको सिद्ध कर लेता है ॥८--१७६॥ 

अब मैं वक्षज-सम्बन्धी रोके प्रकरणमें 
अभीष्ट वस्तुकी प्राति करनेवाले ' अनन्तत्रत'का 
वर्णन करूगा। मार्गशीर्ष मासमें जब मृगशिरा 
नक्षत्र परा हो; तब गोमूत्रका प्राशन करके 
ओहरिका “यजन करे। वे. भगवान्‌ अनन्त 
समस्त कामनाओंका अनन्त फल प्रदान करते हं 


३८२ 


इतना ही नहीं, वे पुनर्जन्ममे भी व्रतकर्ताको 
अनन्त पुण्यफलसे संयुक्त करते हैं। यह महात्रत 
अनन्त पुण्यका संचय करनेवाला है। यह 
अभिलधित वस्तुको प्राप्ति करके उसे अक्षय 
बनाता है। भगवान्‌ अनन्तके चरणकमल 
आदिका पूजन करके रात्रिके समय तैलरहित 


ओजन करे। भगवान्‌ अन्तके देसे मारगशीर्षसे 
फाल्गुनतक घृतका, चैत्रसे आषाढृतक अगहनीके 
चावलका और श्राबणसे कार्तिकतक दुग्धका 
हवन करे। इस 'अनन्त' व्रतके प्रभावसे 
हो युवनाश्चको मान्धाता पुत्ररूपें प्राप्त हुए 
बे॥ १८-२३॥ 


इस रकार आदि आश्नेय महुरं 'जक़ज-व्रतॉका रण” तापक 
रक सौ छियानबेवाँ अध्याय पूरा हुआ १९६॥ 
PO जा मी 


एक सौ सत्तानबेवाँ 


नबेवाँ अध्याय 


दिन-सम्बन्धी व्रत 


अग्निदेव कहते हैं- वसिष्ट! अब मैं दिवस- 
सम्बन्धी ब्रतॉंका वर्णन करता हूँ। सबसे पहले 
“प्रेतु्रत' के विषयमे बतलाता हूँ। जो मनुष्य 
[विपुल स्वर्णराशिके साथ उभयमुख गौका दान 
करता है और एक दिनतक पयोग्रतका आचरण 
करता है, वह परमपदको प्राप्त होता है। स्वर्णमय 
'कल्पयृक्षका दान देकर तीन दिनतक “पयोत्रत' 
करनेवाला ब्रह्मपदको प्राप्त कर लेता है। इसे 
+कल्पवृक्ष-ब्रत' कहा गया है। बीस पलसे 
अधिक स्वर्णकी पृथ्वीका निर्माण करके दान दे 
और एक दिन पयोग्रतका अनुष्ठान करे। केवल 
दिनम व्रत रखनेसे मनुष्य सुरलोको प्राप्त होता 
है। जो प्रत्येक पक्षकी तीन रात्रियॉमें 'एकभुक्त- 
ख्रत' रखता है, वह दिनमें निराहार रहकर 
'ज़िरा्रव्रत' करनेवाला मनुष्य विपुल धन प्रात 
करता है। प्रत्येक मासमे तीन एकभुक्त नकतत्रत 
करनेवाला गणपतिके सायुज्यको परास होता है। 
जो भगवान्‌ जनार्दनके उद्देश्यसे 'त्िरात्रन्त'का 
अनुष्ठान करता है, वह अपने सौ कुलोंके साथ 
भगवान्‌ श्रीहरिके वैकुण्ठधामको जाता है। 
खतानुरागी मनुष्य मा्गशीषके शुक्लपक्षकों नवमीसे 
[विधिपूर्वक त्रिरत्र प्रारम्भ करे। "नमो भगवते 
वासुदेवाय' मतरका सहल अथवा सौ बार जप 


करे। अष्टमीको एकभुक्त (दिनमें एक बार भोजन 
करना) ब्रत और नवमी, दशमी, एकादशीको 
उपवास करे। ट्वादशीको भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
पूजन करे। यह व्रत कार्तिकर्मे करना चाहिये। 
तकी समातिपर ब्राह्मणॉंकों भोजन कराके, उन्हें 
वस्त्र, शय्या, आसन, छत्र, यज्ञोपवीत और पात्र 
दान करे । देते समय ब्राह्मणोंसे यह प्रार्थना करे-- 
“इस दुष्कर ब्रतके अनुष्ठानमें मेरे द्वारा जो त्रुटि हुई 
हो, आप लोगॉकी आज्ञासे वह परिपूर्ण हो 
जाय।' यह 'त्रिरात्र्रत' करनेवाला इस लोकमें 
भोगोंका उपभोग करके मृत्युके पश्चात्‌ भगवान्‌ 
अविष्णुके साँनिध्यको प्राप्त करता है॥ १-१९॥ 

अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले 
कार्तिकव्रतके विषयमे कहता हूँ। दशमीको 
पञ्चगव्यका प्राशन करके एकादशीको उपवास 
करे। इस व्रतके पालनमें कार्तिकके शुक्लपक्षकी 
झादशीको श्रोविष्णुका पूजन करनेवाला मनुष्य 
विमानचारी देवता होता है। चैत्रमे त्रिरात्रव्रत 
करके केवल रात्रिके समय भोजन करनेवाला 
एवं तकी समासमं पाँच बकरियोंका दान देनेवाला 
सुखी होता है। कार्तिके शुक्लपक्षकी पषठीसे 
आरभ करके तीन दिनतक केवल दुग्ध पीकर 
'रहे। फिर तीन दिनतक उपवास करे। इसे 'माहेन्द्रकृचछ्‌' 


० अब्यय १९८ * 


कहा जाता है। कार्तिकके शुक्लपक्षको 

आरम्भ करके 'पञ्चात्रव्रत' करे। प्रथम दिन 
दुशधपान करे, दूसरे दित दधिका आहार करे, फिर 
लीन दिन उपवास करे। यह अर्थप्रद ' भास्करकृच्छ' 


इसा रकार आदि आणव सहातुराणमे 


३८३ 
कहलाता है । शुक्लपक्षको पञ्जमीसे आरम्भ करके 
छः दिनतक क्रमशः यवकी लपसी, शाक, दभि, 
दुग्ध, चृत और जल-इन वस्तुओंका आहार 
करे। इसे “सांतपनकृच्छ' कहा गया है॥ १२--१६॥ 


दिक्स-सम्क्‍न्धी तका कर्षत” नामक 


एक खा सेच अध्याय पूण हुआ# ११०० 


अग्निदेव कहते हैं मुनिश्रेष्ठ! अब मैं 
'मास-व्रताँका वर्णन कङैगा, जो भोग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाले हैं। आषाइसे प्रारम्भ होनेवाले 
चातुर्मस्थमें अभ्यङ्ग (मालिश और उबटन)-का 
त्याग करे। इससे मनुष्य उत्तम बुद्धि प्रा करता 
है। वैशाखमै पुष्पोणुतकका परित्याग करके गोदान 
करनेवाला राज्य प्राप्त करता है। एक मास 
उपवास रखकर गोदान करनेवाला इस भौमब्रतके 
प्रभासे श्रीहरिस्वरूप हो जाता है। आपादसे 
प्रारम्भ होनेवाले चातुरमास्थमें नियमपूर्वक ग्रात:स्नान 
करोवाला विष्णुलोकको जाता है। माघ अथवा 
चैत्र मासकौ तृतीयाको गुड्-धेनुका दान दे, इसे 
“गुड्व्रत' कहा गया है। इस महान्‌ ब्रतका अनुष्ठान 
करनेवाला शिवस्वरूप हो जाता है। मार्गशीर्ष 
आदि मासॉमें 'नक्तत्रत' (रत़िमें एक बार भोजन) 
करनेवाला विष्णुलोकका अधिकारी होता है। 
“एकभुक्त व्रत'का पालन करनेवाला उसी प्रकार 
पृथक्‌ रूपसे ट्वादशीव्रतका भी पालन करे। 
“फलव्रत' करनेबाला चातुर्मास्यमें फलोँका त्याग 
करके उनका दान करे॥ १-५॥ 

श्रावणसे प्रारम्भ होनेवाले चातुर्मस्य्े व्रतोकि 
अनुशास ब्रतकर्ता सब कुछ परात कर लेता है। 
चातुर्मास्य-ख्रतोंका इस प्रकार विधान करे 
आषादके शुक्लपक्षकी एकादशीको उपवास रखे। 
प्रायः आषाढमें प्राप्त होनेवाली कर्क-संक्रान्तिमे 
अ्रीहरिका पूजन करे और कहे--' भगवन्‌। मैने 


आपके सम्मुख यह व्रत ग्रहण किया है। केशव! 
आपकी प्रसत्रतासे इसकी निर्विष्त सिद्धि हो। 
देवाधिदेव जनार्दन! यदि इस चरके प्रहणके 
अन्तर इसकी अपूर्णतामे ही मेरी मृत्यु हो जाय, 
तो आपके कृपा-प्रसादसे यह चत सम्पूर्ण हो।' 
व्रत करनेवाला द्विज मांस आदि निषिद्ध वस्तुओं 
और तेलका त्याग करके श्रीहरिका यजन करे। 
एक दिनके अन्तरसे उपवास रखकर त्रिरत्र 
कसेवाला विष्णुलोकको प्राप होता हँ ।“चानद्रोयण 
दत” करनेवाला विष्णुलोकका और 'मौन व्रत' 
करनेवाला मोक्षका अधिकारी होता है। 'प्राजापत्य 
व्रत' करनेवाला स्वर्गलोकको जाता है। सतू और 
यवका भक्षण करके, दुग्ध आदिका आहार 
करके, अधवा पञ्चगव्य एवं जल पीकर कनरका 
अनुदान करलेवाला स्वर्गको प्राप्त होता है। शाक, 
मूल और फलके आहारपूर्वक कृच्छृत्रत करनेवाला 
मनुष्य बैकुप्ठको जाता है। मांस और रसका 
परित्याग करके जौका भोजन कराल श्रीहरिके 
सांनिध्यको प्राप्त करता है॥६--१२६॥ 

अब मैं “कौमुदब्त' का वर्णन करँगा । आश्चितके 
शुक्लपक्षकी एकादशीको उपवास रखे। द्वादशीको 
ओविष्णुके अङ्गम चनदनादिका अनुलेपन करके 
कमल और उत्पल आदि पुष्पोंसे उनका पूजन 
करे। तदनन्तर तिल-तैलसे. परिपूर्ण दीपक और 
'ृतसिद्ध पक्काजका नैवेद्य समर्पित करे। रीविष्णुको 
'मालतीपुग्योंको माला भी निवेदन करे। '3 नमो 


ाुदेवाय'--इस मन्त्रसे व्रतका विसर्जन करे।| हस्तगत कर लेता है। मासोपवास व्रत करनेवाला 
इस प्रकार 'कौमुदव्रत'का अनुष्ठान करनेवाला | विष्णुका पूजन करके सब कुछ प्राप्त कर 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-चातों पुरुवायोंको | लेता है ॥ १३--१६॥ 
इस प्रकार आदि आस्तेय महापुराण्मे “मास-सम्बन्धी द्रतका वर्षन” नामक 
एक सौ उद्धवे अध्याय पूरा हुआ# १९८# 
sin 
एक सौ निन्यानबेवाँ अध्याय 
ऋतु, वर्ष, मास, संक्रान्ति आदि विभिन्न खरतोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ट! अब मैं आपके | 
सम्मुख ऋतु-सम्बन्धी तोका बर्णन करता हूँ, जो 
भोग और मोक्षको सुलभ करलेवाले हैं। जो वर्षा, 
शरद्‌, हेमन्त और शिशिर ऋलुमें इन्धनका दान 
करता है, एवं व्रतान्तमेँ घृत-धेनुका दान करता है, 
चह ' अल्त्रत'का पालन करनेवाला मनुष्य दूसरे 
जन्ममें ब्राह्मण होता है। जो एक मासतक 
संध्याके समय मौन रहकर मासान्तमें णको 
पृतकुम्भ, तिल, घण्टा और वस्त्र देता है, वह 
"सारस्वतग्रत' करनेवाला मनुष्य सुखका उपभोग 
करता है। एक वर्षतक पश्चामृतसे स्नान करके 
गोदान कस्नेवाला राजा होता है॥१-३॥ 

चैत्रकी एकादशीको नक्तभुकतव्रत करके चैत्रके 
समाप्त होनेपर विष्णुभ् ब्राह्मणको स्वर्णमयी 
विष्णु-प्रतिमाका दान करे। इस विष्णु-सम्बन्धी 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाला विष्णुपदको प्रात 
करता है। (एक वर्षतक) खीरका भोजन करके 
गोयुप्पका दान करनेवाला इस 'देवीव्रत'के। 
पालके प्रभावसे श्रीसम्पत्र होता है। जो (एक 
वर्तक) पितृदेवॉको समर्पित करके भोजन करता 


है, वह रज्य प्रास करता है। ये वर्ष-सम्बन्धी रत 
कहे गये। अब मैं संकरान्ति-सम्बन्धी तका वर्णन 
करता हूँ। मनुष्य संक्रान्तिकी रात्रिको जागरण 
करेसे स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। जब संक्रान्ति 
अमावास्या तिबिमें हो तो शिव और सूर्यका पूजन 
कसेसे स्वगकी प्रि होती है। उत्तापण-सम्बन्धिनी 
'मकर-संकराततिमै प्रातःकाल स्नान करके भगवान्‌ 
श्रीकेशवकी अर्चना करनी चाहिये। उद्यापनरमे 
बत्तीस पल स्वर्णका दान देकर वह सम्पूर्ण पापांसे 
सुक्त हो जाता है। विषुव आदि योगम भगवान्‌ 
श्रोहरिको घृतमिश्रित दुग्ध आदिसे स्तान कराके 
मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है॥४--८॥ 

योक लिये उम लक्ष्मी प्रदान करनेवाला 
है। उं तृतीया और अष्टमी तिथिको गौरीशंकरकी 
पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार शिव-पार्वतीकी 
अर्चना करके नारी अखण्ड सौभाग्य प्राप्त करती 
है और उसे कभी पतिका वियोग नहीं होता। 
"मूलव्रत' एवं “उमेश-ब्रत' करनेवाली तथा सूर्य 
भक्ति रखनेवाली स्त्री दूसरे जन्ममें अवश्य 
पुरुषत्व प्राप्त करती है॥९--११॥ 


इल अकार आदि आनेक महमुटणमें “विभिन्न तोका वर्षन" नामक 
क सा तिल्यालबेवाँ अध्याय पूण हुआ# १९१० 


दो सौवाँ अध्याय 
'दीपदान-व्रतकी महिमा एवं विदर्भराजकुमारी ललिताका उपाख्यान 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ट! अब मैं भोग 


और मोक्ष प्रदान करनेवाले 'दीपदान-ब्रत'का। 


वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य देवमन्दिर अथवा 
ब्राहाणके गृहमें एक वर्षतक दीपदान करता है, 


चह सब कुछ परास कर लेता है। चाहुरमास्यमै। 
दीपदान करनेवाला विष्णुलोकको और कार्तिकरमें 
दौपदान करलेवाला स्वर्गलोकको प्रा होता है। 
दीपदानसे बढ़कर न कोई व्रत है, न था और न 
होगा ही। दौपदानसे आयु और नेत्रज्योतिको 
प्राप्ति होती है। दोषदानसे धन और पुत्रादिकी भी 
प्राप्ति होती है। दीपदान करनेवाला सौभाग्ययुक्त 
होकर स्वर्गलोकमें देवताओं पूजि होता है। 
'विदर्भराजकुमारी ललिता दीपदानके पुण्यसे ही 
राजा चासधर्माकी पली हुई और उसकी सौ 
रियमं प्रमुख हुईं। उस साध्वीने एक यार 
विष्णुमन्दिरे सहस्र दौषोंका दान किया। 
इसपर उसकी सपत्नियोंने उससे दीपदानका 
माहात्प्य पूछा। उनके पूछनेपर उसने इस प्रकार 
कहा-॥ १-५॥ 

ललिता बोली-- पहलेकी बात है, सौवीरराजके 
यहाँ मैलेय नामक पुरोहित थे। उन्होंने देविका 
जदीके तटपर भगवान्‌ श्रीविष्णुका मन्दिर बनवाया। 
कार्तिक मासमें उन्होंने दौपदान किया। बिलावके 
डरसे भागती हुई एक चुहियाने अकस्मात्‌ अपने 
मुखके अग्रभागसे उस दीपकको बतीको बढ़ा 
दिया। बत्तीके बढ़नेसे वह युझता हुआ दीपक 
प्रज्वलित हो उठा। मृत्युके पश्चात्‌ वही चुहिया 
राजकुमारी हुई और राजा चास्थरमाक सौ रनयम 
पटरानी हुई। इस प्रकार मेरे द्वारा बिना सोचे 
समझे जो विष्णुमन्दिरे दीपककी वर्तिका बढ़ा 
दी गयी, उसी पुण्यका मैं फल भोग रही हूँ। 
इसीसे मुझे अपने पूर्वजन्मका स्मरण भी है। 
इसलिये मैं सदा दौपदान किया करती हूँ। 
एकादशीको दीपदान करनेवाला स्वर्गलोकमें 
चिमानपर आरू होकर प्रमुदित होता है। मन्दिरका 


दोषक हरण करनेवाला गूँगा अथवा मूर्ख हो जाता 
है। वह निश्चय ही 'अन्धतामिल्ल' नामक नरकें 
'गिरता है, जिसे पार करना दुष्कर है। वहाँ रुदन 
करते हुए मनुष्योंसे यमदूत कहता है--'ओरे! 
अब यहाँ विलाप क्‍यों करते हो? यहाँ विलाप 
करने क्या लाभ है? पहले तुमलोगेनि प्रमादवश 
सहसो जन्मॉके बाद प्रात होनेवाले मनुष्य- 
जन्मको उपेक्षा को थी। वहाँ तो अत्यन्त मोहयुक्त 
चिते तुमने भोगोंके पीछे दौड़ लगायी। पहले 
तो विषयोंका आस्वादन करके खूब हँसे थे, अब 
यहाँ क्यों रो रहे हो? तुमने पहले ही यह क्यों 
नहीं सोचा कि किये हुए कुक्मॉका फल भोगना 
घडता है। पहले जो परनारीका कुचर्दन तुम्हें 
प्रीतिकर प्रतीत होता था, बही अब तुम्हारे 
दुःखका कारण हुआ है। मुहूर्तभरका विषयॉका 
आस्वादन अनेक करोड़ वर्षोतक दुःख देनेवाला 
होता है। तुमने परस्त्रीका अपहरण करके जो 
कुकर्म किया, वह मैंने यतलाया। अय 'हा! 
मात:' कहकर विलाप क्यों करते हो? भगवान्‌ 
श्रीहरिके नामका जिह्यसे उच्चारण करनेमें कौन- 
सा बड़ा भार है? बत्ती और तेल अल्प मूल्यकी 
चस्तुएँ हैं और आग्नि तो वैसे ही सदा सुलभ है। 
इसपर भी तुमने दीपदान न करके विष्णु- 
मन्दिरके दीपकका हरण किया, वही तुम्हारे लिये 
दुःखदायी हो रहा है। विलाप केसे क्या लाभ? 
अब तो जो यातना मिल रही है, उसे सहन 
कये” ॥ ६--१८॥ 

अग्निदेव कहते हैं- ललिताकी सौतें उसके 
द्वारा कहे हुए इस उपाख्यानको सुनकर दीपदानके 
प्रभावसे स्वर्गको प्राप्त हो गयीं। इसलिये दीपदान 
सभी बरसे विशेष फलदायक है॥ १९॥ 


इस प्रकार आदि आलोय महाराने “दानको सहिसाका वर्णन” नामका 
दो साचा अध्याय पूछ हुआ# २००॥ 
Po 


अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ट! अब मैं 
जवब्यूहार्चनकी विधि बताऊँगा, जिसका उपदेश | 
भगवान्‌ श्रीहरिने नारदजीके प्रति किया था। 
पद्ममय मण्डलके बीचमें 'अं' बीजसे युक्त | 
चासुदेवकी पूजा करे (यथा-अं वासुदेवाय 
नमः )।' आ यीजसे युक्त संकर्षणका अभ्निकोणमे, 
“अं” चौजसे युक्त ्रधुम्तका दक्षिणम, ' अः 
बीजवाले अनिरद्धका नतयकोणम, प्रणवयुकत 
जारायणका पश्चिमे, ततस रका वायव्यकोणमे, 
"हुं! बोजसे युक्त विष्णुका और ' षँ" बोजसे यक्त 
जृसिंहका उत्तर दिशामें, पृथ्वी और वराहका | 
उशानकोणमेँ तथा पश्चिम वा पूजन करे॥ १--३॥ 

“कं ट॑ शां सं'--इन बीजोंसे युक्त 
'गरुड़का दक्षिण दशाम पूजन करे। 'खं छ खं हुं 
फट्‌” तथा 'ख ठं फं शं'--इन बीजोंसे युछ। 
गदाकी चन्द्रमण्डलमें पूजा करे। 'बं णं म॑ ष 
तथा 'शं थं दै भं हं'--इन बौजॉंसे युक्त देवीका | 
कोणभागमें पूजन करे। दक्षिण तथा उत्तर दिशम 
“गं डे खं शं'-- इन बीजॉंसे युक्त पुष्टिदेवीकी 
अर्चना करे। पीठके पश्चिम भगे" इन 
मोजो युक्त वनमालाका पूजन करे। 'सं हं 
ल'--इन यौजोसे युक्त श्रीवत्सकी पश्चिम दिशामें 
पूजा करे और 'छ त॑ यं'--इत बौजोंसे यु 
कौस्तुभका जलमें पूजन करे॥ ४--६॥ 

फिर दशमाङ्ग-क्रमसे विष्णुका और उनके 
अधोभागमें भगवान्‌ अनन्तका उनके नामके साथ 
“नमः” पद जोड़कर पूजन करे। दस” अङ्गादिका 
तथा महेन्द्र आदि दस दिवपालोंका पूर्वादे दिशाओंमें 
पूजन करे । पूर्वादि दिशाओंमें चार कलशोंका भी | 
पूजन करे। तोरण, वितान (चँदोवा) तथा अग्नि, 


और चन्दरमाके बीजोंसे युक्त मण्डलॉका 
क्रमशः ध्यान करके अपने शरीरको वन्दनापूर्वक 
अमृतसे प्लावित करे। आकाशमें स्थित आत्माके 
सूक्ष्मरूपका ध्यान करके यह भावना करे कि वह 
चन्द्रमण्डलसे झरे हुए श्वेत अमृतकी धारमे 
तिमत है। प्लवनसे जिसका संस्कार किया गया 
है, वह अमृत हौ आत्माका बौज है। उस अमृतसे 
उत्पन्न होनेवाले पुरुषको आत्मा (अपना स्वरूप) 
माने। यह भावना करे कि “मैं स्वयं ही विष्णुरूप- 
से प्रकट हुआ हूँ।' इसके बाद द्वादश बोजोंका 
न्यास करे। क्रमश: वक्षःस्थल, मस्तक, शिखा, 
पृष्ठभाग, नेत्र तथा दोनों हाथोंमें हदय, सिर, शिखा, 
कवच, जत्य और अस्त्र-इन अंगॉका न्यास 
करे। दोनों हाथोंमें अस्त्रा न्यास करनेके पश्चात्‌ 
साधकके शरीरम दिव्यता आ जाती है॥ ७-१२॥ 

जैसे अपने शीरं न्यास करे, बैसे ही देवताके 
बिप्रहमे भी करे तथा शिष्यके शरीरें भी उसी तरह 
जयास करे। हृदयमें जो श्रोहरिका पूजन किया जाता 
है, उसे 'निर्माल्यरहित पूजा' कहा गया है। मण्डल ' 
आदिं निर्माल्यसहित पूजा की जाती है। दीक्षाकालमें 
शिष्ये नेत्र बधे रहते हैं। उस अवस्थामें इशदेवके 
विग्रहपर चे जिस फूलको फेंकें, तदनुसार हौ 
उनका नामकरण करला चाहिये। शिष्योंको वामभागमें 
बैठाकर अन्निमे तिल, चावल और घीकी आहुति 
दे।एक सौ आठ आहुति देनेके पश्चात्‌ कायशुद्धिके 
लिये एक सहर आहुतियॉका हवन करे। नवव्यूहकी 
मूर्तियों तथा अंगोंके लिये सौसे अधिक आहुतियाँ 
देनी चाहिये। तदनन्तर पूर्णाहति देकर गुरु उन 
शिष्योंको दीक्षा दे तथा शिष्योंको चाहिये कि वे 
धनसे गुरुको पूजा करेँ॥ १३--१६॥ 


इस प्रकार आदि आय महामं 'सवव्मुहारचतवर्णत नामक 
डो सौँ सको अभ्याक पूरा हुआ# २०१४ 
ee 


7 कन प्य सा पंप ऋसा 


«अध्याय २०२० 


दो सौ दोवाँ अध्यायं 
देवपूजाके योग्य और अयोग्य पुष्य 


अश्निदेव कहते हैं-- वसिष्ट ! भगवान्‌ रहर 
पुष्प, गन्ध, धूप, दीप और नैवेद्यके समर्पणसे हौ 
प्रसन्न हो जाते है। मैं तुमरे सम्मुख देवताओंके 
योग्य एवं अयोग्य पुष्पोंका वर्णन करता हूँ। 
पूजनम मालती-पुष्प उत्तम है। तमाल-पुष्प भोग 
और मोक्ष प्रदान कलेवाला है। मल्लिका (मोतिया) 
समस्त पापोंका नाश करतौ है तथा यूधिका 
(जूही) विष्णुलोक प्रदान कलेवाली है। अतिमुकक 
(मोगरा) और लोभरपष्प विष्णुलोककों प्रास 
करनेवाले हैं। करवीर-कुसुमोंसे पूजन करनेवाला 
वैकुण्ठो प्रत होता है तथा जपाने मनुष्य पुष्य 
उपलब्ध करता है। पावन्ती, कुब्जक और तगर- 
पुसे पूजन करनेवाला विष्णुलोकका अधिकारी 
होता है। कर्णिकार (कनेर) द्वारा पूजन केसे 
अैकुण्ठकी प्राप्ति होती है एवं कुरुष्ट (पीली 
कटसंरैया)-के पुसे किया हुआ पूजन पापॉका 
जाश करनेवाला होता है। कमल, कुन्द एवं 
केतकौके पुष्यसे परमगतिकी प्राति होती है। 
आणपुष्प, वर्बर-पुष्प और कृष्ण तुलसीके पतसे 
पूजन करनेवाला श्रीहरिके लोकमें जाता है। 
अशोक, तिलक तथा आटरुय (अड़से)-के फूलॉका 
पूजनमे उपयोग कोसे मनुष्य मोका भागी होता 
है। बिल्वपत्रों एवं शमीपत्रोंसे परमगति सुलभ 
होती है। तमालदल तथा भृङ्गराज-कुसुमोँसे पूजन 
'करनेवाला विष्णुलोकमें निवास करता है। कृष्ण 
तुलसी, शुक्ल तुलसी, कल्हार, उत्पल, पदा एवं 
कोकनद -ये पुष्प पुण्यप्रद माने गये हैं ॥ १--७॥ 

भगवान्‌ श्रीहरि सौ कमलॉकी माला समर्पण 
'करनेसे परम प्रसन्न होते हैं। नीप, अर्जुन, कदम्ब, 
सुगन्धित बकुल (मौलसिरी), किंशुक (पलाश), 
मुनि (आगस्त्यपष्प), गोकर्ण, नागकर्ण (रक्त 
एरण्ड), संध्यापुष्पी ( चमेली), विल्वातक, रञ्जनी 


एवं केतकी तथा कूष्माण्ड, ग्रामकर्कटी, कुश, 
'कास, सरपत, विभीतक, मरुआ तथा अन्य 
सुगन्धित पत्रोदारा भक्तिपूर्वक पूजन करसे भगवान्‌ 
हरि प्रसन्न हो जाते हैं। इनसे पूजन करनेवालेके 
पाप नाश होकर उसको भोग-मोक्षकी प्राप्ति होती 
है। लक्ष स्वर्णभारसे पुष्प उत्तम है, पुष्पमाला 
उससे भी करोड्गुनी श्रेष्ठ है, अपने तथा दूसरोंके 
उद्यानके पुष्पोंको अपेक्षा वन्य पुष्पोंका तिगुना 
फल माना गया है॥८-११६॥ 

झड़कर गिरे, अधिकाङ्ग एवं मसले हुए 
'पुष्पोंसे श्रीहरिका पूजन न करे। इसी प्रकार 
कचनार, थतूर, गिरिकर्णिका (सफेद किणही), 
कुटज, शाल्मलि (सेमर) एवं शिरीष (सिरस) 
वृक्षके पुष्पोंसे भी श्रीविष्णुकी अर्चना न करे। 
इससे पूजा करनेवालेका नरक आदिमें पतन होता 
है। विष्णुभगवान्‌का सुगन्धित रक्तकमल तथा 
जीलकमल-कुसुमाँसे पूजन होता है। भगवान्‌ 
शिवका आक, मदार, धतूर-पु्ॉसे पूजन किया 
जाता है; किंतु कुटज, कर्कटी एवं केतकी 
(केवड़े)-के फूल शिवके ऊपर नहीं चढ़ाने 
चाहिये। कूष्माण्ड एवं निम्बके पुष्प तथा अन्य 
गन्धहीन पुष्प “पैशाच' माने गये हैं ॥ १२--१५॥ 

अहिंसा, इन्द्रयसंयम, क्षमा, ज्ञान, दया एवं 
स्वाध्याय आदि आठ भावपुषॉसे देवताओंका 
यजन करके मनुष्य भोग-मोक्षका भागी होता है। 
इनमें अहिंसा प्रथम पुष्प है, इन्द्रिय-निप्रह द्वितीय 
पुष्प है, सम्पूर्ण भूत-प्राणियॉपर दया तृतीय पुष्प 
है, क्षमा चौथा विशिष्ट पुष्प है। इसी प्रकार 
क्रमशः शम, तप एवं ध्यान पाँचवें, छठे और 
सातवें पुष्प हैं। सत्य आठवां पुष्प है। इनसे पूजित 
होनेपर भगवान्‌ केशव प्रसन्न हो जाते हैं। इन 
आठ भावपुष्पोंसे पूजा करनेपर ही भगवान्‌ केशव 


संत होते हैं न्रे! अय पुष्प लो पूजाके बाहा 
उपकरण हैं, श्रीविष्णु तो भक्ति एवं दयासे 
समन्वित भाव-पुष्पोद्वर पूजित होनेपर पट 
होते हँ॥१६-१९॥ 

जल वारुण पुष्य है; पठ, दुग्ध, दि सौम्य 
पु ह; अनादि प्राजापत्य पुष्प हैं, धूप-दोप 


चनदन वायव्य कुसुम है दि भाव वैष्णव प्रसून 
ह। ये आठ पुष्मिकाएँ हैं, जो सब कुछ देनेवाली 
है। आसन (योगपीठ), मूर्ति-निर्मण, पह्काहन्यास 
तथा अषटपुष्मिकाएँ--ये विष्णुरूप हैं। भगवान्‌ 
ओहरि परोत अषटपुषपकाटवारा पूजन केसे प्रसन्न 
हते इसके अतिरिक भगवान्‌ वु 'वासुदेव' 


आलेय पुष्प हैं, फल-पुष्पादि पञ्चम वानस्पत्य | आदि नामोंसे एवं औशिवका “ईशान” आदि नाम- 


पुष्प हैं, कुशमूल आदि पार्थिव पुष्प हैं; गन्ध- 


पुष्पोंसे भी पूजन किया जाता है॥२०--२३॥ 


इस उकार आदि आफ्ने महापु "ष्या ' कामक 
दो खा दोयाँ अध्याय पूण हुआ २०२५ 


दो सौ तीनवाँ अध्याय 
नरकोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ! अब मैं नएकोंका 
वर्णन करता हूँ। भगवान्‌ श्रीविष्णुका पुष्पादि 
'उपचारोंसे पूजन करनेवाले नर्कको नहीं प्रात 
होते। आयुके समाप्त होनेपर मनुष्य न चाहता 
हुआ भी प्राणोसे बिहु जाता है। देहधारी जीव 
जल, आग्नि, विष, शस्त्राघात, भूख, व्याधि या 
पर्ये पतन -किसी-न-किसौ निमित्तो पाकर 
प्राणोंसे हाथ धो बैठता है। वह आपने क्मोके 
अनुसार यातनाएँ भोगनेके लिये दूसरा शरीर 
ग्रहण करता है। इस प्रकार पापकर्म करलेवाला 
दुःख भोगता है, परंतु धर्मात्मा पुरुष सुखका भोग 
करता है। मृत्युके पश्चात्‌ पापी जीवको यमदूत 
बड़े दुर्गम मार्गसे ले जाते हैं और वह यमपुरीके 
दक्षिण वारस यमराजके पास पहुँचाया जाता है। 
खे यमदूत बड़े डरावने होते हैं। परंतु धर्मात्मा 
मनुष्य पश्चिम आदि ट्वारासे ले जाये जाते हैं। वहाँ | 
पापी जोव यमराजकी आज्ञासे यमदा नरकोमें 
गिराये जाते हे, कितु वसिष्ठ आदि ऋषियोंद्धार 
अतिपादित धर्मका आचरण करनेवाले सविं ले 
जाये जाते हैं। गोहत्यारा 'महावीचि' नामक | 
जरकमें एक लाख वर्षतक पीड़ित किया जाता है। 


बरहाधाती अत्यन्त दहकते हुए 'ताम्रकुम्भ' नामक 
जरकमें गिरये जाते हैं और भूमिका अपहरण 
करनेवाले पापीको महाप्रलय कालतक 'रौरव- 
जरक'में धीरे-धीरे दुःसह पीड़ा दी जाती है। 
स्त्री, बालक अथवा वृद्धोंका यथ करनेवाले पापी 
चौदह इनके राज्यकालपर्यन्त 'महारौरव' नामक 
रौद्र नरकर्मे बलेश भोगते हैं। दूसरोके घर और 
खेतको जलानेवाले अत्यन्त भयंकर "महारौरव 
नरकमें एक कल्पपर्यन्त पकाये जाते हैं। चोरी 
केवालेको “तामिल' नामक नरकमें गिराया 
जाता है। इसके बाद उसे अनेक कल्पॉतक 
यमराजके अनुचर भालॉसे बांधते रहते हैं और 
फिर " महातामिस्त' नरकमें जाकर वह पापी सपाँ 
और जोकोंड्वारा पीड़ित किया जाता है । मातृघाती 
आदि मतुष्य 'असिपत्रवन' नामक नरकमें गिराये 
जाते हैं। वहाँ तलवारोंसे उनके अङ्ग तबतक काटे 
जाते हैं, जबतक यह पृथ्वी स्थित रहती है। जो 
इस लोकमें दूसरे प्राणियोके हृदयको जलाते हैं, 
चे अनेक कल्पाँतक “करम्भवालुका' नरकमें 
जलती हुई रेतमें भुने जाते हैं। दूसरॉंको बिना 
दिये अकेले मिष्टात्र भोजन करनेवाला ' काकोल' 


= अध्याय २०४० 


३८९ 


नामक नरकमें कीड़ा और विष्ठाका भक्षण करता 
है। पञ्चमहायज्ञ और नित्यकर्मका परित्याग करनेवाला 
“कुहल' नामक नरकमें जाकर मूत्र और रका 
पान करता है। अभकषय वस्तुका भक्षण करनेवालेको 
महादुर्गन्‍धमय नरकमें गिरकर रकूका आहार 
करना पड़ता है॥ १--१२॥ 

दूसरॉंको कष्ट देनेवाला “तैलपाक' नामक 
जरकर्मे तिलॉकी भाँति पेरा जाता है। शरणागतका 
बध करनेवालेको भी “तैलपाक "में पकाया जाता 
है। यज्ञमे कोई चीज देनेकी प्रतिज्ञा करके न 
दैनेवाला “निरुच्छास'में, रस-विक्रय करनेवाला 
*बज्रकटाह” नामक नरकमें और असत्यधाषण 
'करनेबाला “महापात' नामक नरके गिराया जाता 
है॥ १३-१४॥ 

पापपर्ण विचार रखनेवाला 'महान्चाल'े, 
आग्या स्त्रीकै साथ गमन करनेवाला ' क्रकच 'में, 
वर्णसंकर संतान उत्पन्न करनेवाला 'गुडपाक' मे, 
दूसरे मर्मस्थानॉमें पीड़ा पहुँचानेवाला 'प्रतुद'मे, 
प्राणिहिंसां करनेवाला ' क्षारहद 'में, भूमिका अपहरण 
करनेवाला “शुरंधार'"में, गौ और स्वर्णको चोरी 
करनेवाला “अम्बरौष”में, वृक्ष काटनेवाला 
“स्त्म, मधु चुरानेवाला “परीताप' में, दूसरॉका 
धन अपहरणं करनेवाला “कालसूत्र में, अधिक 
मास खानेवाला 'कश्मल'में और पितरो पिण्ड 
न देवला “उग्रगन्‍्ध' नामक नरकमें यपदूतोंद्राा 


ले जाया जाता है। घूस खानेवाले 'दुर्घर' नामक 
जहकमें और निरपराध मनुष्योंको कैद करनेवाले 
“लौहमय मंजूष' नामक नरकमें यमदूतोंढ्ारा ले 
जाकर कैद किये जाते हैं। वेदनिन्दक मनुष्य 
*अप्रतिष्ट' नामक नरकमें गिराया जाता है। झूठी 
गवाही देनेवाला “पृतिवका'में, धनका अपहरण 
'कसनेवाला “परिलुष्ठ 'में, बालक, स्त्री और वृद्धकी 
हत्या करनेवाला तथा ब्राह्मणको पीडा देनेवाला 
*कराल'में, मध्यपान करनेवाला ब्राह्मण 'विलेप'में 
और मित्रोमें परस्पर भेदभाव करानेवाला ' महाप्रेत' 
जरकको प्राप्त होता है। परायी स्त्रीका उपभोग 
करनेवाले पुरुष और अनेक पुरुषोंसे सम्भोग 
करनेवाली नारीको 'शाल्मल' नामक नरकमें 
जलती हुई लौहमयी शिलाके रूपमें अपनी-उस 
प्रिया अथवा प्रियका आलिङ्गन करना पड़ता 
है॥ १५-२१॥ 

जरकॉमें चुगली करनेवालॉकी जीभ खाँचकर 
निकाल ली जाती है, परायी स्त्रियॉको कुदृष्टिसे 
देखनेवालॉको आँखें फोड़ जाती हैं, माता और 
पुत्रीक साथ व्यभिचार करनेवाले धधकते हुए 
अंगारोपर फेंक दिये जाते है, चोरको छुरोंसे काटा 
जाता है और मांस-भक्षण करनेवाले नरपिशाचोंको 
उहाँका मांस काटकर खिलाया जाता है। मासोपवास, 
'एकादशीग्रत अधवा भीष्पपक्षकब्रत करनेवाला 
अनुष्य तरकॉमें नहीं जाता॥ २२-२३॥ 


जल प्रकार आदि आलेय महापुराणे “एक साँ तवासौ नरकोके स्वरूपका व्णन' तमक 
दो सौ तौरा अध्याय पूर हुआ २०३॥ 


err 
दो सौ चारवाँ अध्याय 
मासोपबास-ब्रत 
अग्निदेव कहते हैं-- मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ! अब | अपनी शक्तिका अनुमान करके मासोपबासब्रत 
तुमरे सम्मुख सबसे उत्तम मासोपवास-व्रतका | करना चाहिये। बानप्रस्थ, सन्यासी एवं विधवा 


वर्णन करता हूँ। वैष्णव-यज्ञका अनुष्ठान करके, 


स्त्री-इनके लिये मासोपवास-व्रतका विधान 


(आचार्यको आज्ञा लेकर, कृच्छ आदि ब्रतोंसे | है॥ १-२॥ 


आश्चिनके शुक्ल पक्षको एकादशीको उपवास 
रखकर तीस दिनोके लिये निम्नलिखित संकल्प 
करके मासोपवास-स्रत ग्रहण करे--'त्रीविष्णो! 
मैं आजसे लेकर तीस दिनतक आपके 
'उत्थानकालपर्यन्त निराहार रहकर आपका पूजन 
'कहैगा। सर्वव्यापी श्रोहरे! आश्चिन शुक्ल एकादशीसे 
आपके उत्यानकाल कार्तिक शुक्ल एकादशीके 
मध्यमे यदि मेरी मृत्यु हो जाय तो (आपको 
कृपासे) मेरा व्रत भङ्ग न हो"।' व्रत करनेवाला 
ढिनमें तीन बार स्नान करके सुगन्धित द्रव्य और 
पुष्प प्रात, मध्याह एवं सायंकाल श्रोविष्णुका 
पूजन करे तथा विष्णु-सम्बन्धी गान, जप और 
ध्यान करे। जती पुरुष वकवादका परित्याग करे 
और धनको इच्छा भी न करे। वह किसी भौ 
हीन मनुध्यका स्पर्श न करे और शास्त्रनिषिद्ध 
कमें लगे हुए लोगॉका चालक -प्रेरक न बने। 
उसे तीस दिनतक देवमन्दिरं ही निवास करना 
चाहिये। व्रत कणनेवाला मनुष्य कार्तिके 
'शुक्लपक्षकी द्वादशीको भगवान्‌ ब्रोविष्णुकी पूजा 
करके ब्राहाणोंको भोजन कराबे। तदनन्तर उन्‍हें 
दक्षिणा देकर और स्वयं पारग करके ब्रतका 
विसर्जन करे। इस प्रकार तेरह पूर्ण मासोपवास- 
तोका अनुष्ठान करनेवाला भोग और मोक्ष- 
दोनॉको प्राप्त कर लेता है॥३-९॥ 

(उपर्युक्त विधिसे तेरह मासरोपवास-स्रतोंका 
अनुष्ठान करनेके बाद व्रत करनेवाला व्रतका 
उद्यापन करे।) वह वैष्णवयज्ञ करावे, अर्थात्‌ 
तैरह ब्राहाणोंका पूजन करे। तदनन्तर उनसे आज्ञा 
लेकर किसी ब्राहाणको तरह कर्ष्यवस्त, अधोवस्त्, 


पात्र, आसन, छतर, पवित्री, पादुका, योगपट्ट और 
'अज्ञोपवीतोंका दान करे॥१०-१२॥ 

तत्पक्षात्‌ शव्यापर अपनो और श्रीविष्णुकी 
स्वर्णमय प्रतिमाका पूजन करके उसे किसी दूसरे 
ब्राह्मणको दान करे एवं उस ब्राह्मणका वस्त्र 
आदिसे सत्कार करे। तदनन्तर व्रत करनेवाला 
यह कहे--'मैं सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर ब्राह्मणों 
और श्रोविष्णुभगवात्‌के कृपा-प्रसादसे विष्णुलोकको 
जाउँगा। अब मैं विष्णुस्वरूप होता हूँ।' इसके 
त्तरमें ब्राह्मणॉंको कहना चाहिये--'देवात्मन्‌। 
बुम विष्णुके उस रोग-शोकरहित परमपदको 
जाओ-जाओ और वहाँ विष्णुका स्वरूप धारण 
करके विमानपेँ प्रकाशित होते हुए स्थित होओ।' 
फिर व्रत करनेवाला ढ्विजोंको प्रणाम करके वह 
जण्या आचार्यको दान करे। इस विधिसे व्रत 
करनेवाला अपने सौ कुलोका उद्धार करके उन्हें 
विष्णुलोकमें ले जाता है। जिस देशमें मासोपवास- 
व्रत करनेवाला रहता है, वह देश पापरहित हो 
जाता है। फिर उस सम्पूर्ण कुलकी तो बात ही 
क्या है, जिसमें मासोपवास-ब्रतका अनुष्ठान 
करवला उत्पन्न हुआ होता है। ब्रतयुक्त मनुष्यको 
मूर्छित देखकर उसे घृतमिश्रित दुग्धको पान 
करये। निम्नलिखित वस्तुएँ व्रतको नष्ट नहँ 
कसती--ब्राहाणकी अनुमतिसे ग्रहण किया हुआ 
हविष्य, दुग्ध, आचार्यकी आज्ञासे लौ हुई ओषधि, 
जल, मूल और फल। 'इस ब्तमें भगवान्‌ 
विष्णु ही महान्‌ ओषधिरूप हैं'--इसी 
विश्वाससे व्रत करेबाला इस ब्रतसे उद्धार 
पाता है॥ १३-१८॥ 


इस रकार आदि आस्तेय महाउुराणमे 'मासपोपवास-कतका कर्षन/ नामक 
दो खाँ चारवाँ अध्याय पूरा हुआ# २०४४ 
Pe 
अल लतो आतुन हद । अरय तवमनसर के. सविसन तु 


कार्तिकासितयोर्सिणो कल्यत तव । थिये पारले ज्ङ्गो भ से भवेत 
(ओलि २०6 ४-५), 


= अष्याव २०६० 


दो सौ पाँचवाँ अध्याय 
भीष्पपञ्चकव्रत 


हवन करे। पहले दिन भगवानके चरणोंका 
कमलके पुष्ये, दूसरे दिन घुटनों और सक्थिभाग 


अग्निदेव कहते है--अब मै सब कुछ 
देनेवाले वरेतराज “ भीष्मपञ्चक ' के विषयमें कहता 
हुँ। कार्तिके शुक्लपक्षकी एकादशीको यह व्रत 
ग्रहण करे। पाँच दिनोतक तीनों समय स्नान 
करके पाँच तिल और यवॉके द्वारा देवता तथा 
पितरोंका तर्पण करे। फिर मौन रहकर भगवान्‌ 
हसा पूजन करे। देवाधिदेव विष्णुको पञ्चगव्य 
और पञ्चामृतसे स्वान करावे और उनके अङ्गो 
चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्योंका आलेपन करके 
उनके सम्मुख पृतयकत गुणुल जलावे ॥ १--३॥ 

प्रातःकाल ' और रात्रिके समय भगवान्‌ 
विष्णुको दीपदान करे और उत्तम भोज्य- 
पदार्थका ववेद समर्पित करे। ख़ती पुरुष ' ॐ 
नमो भगवते चासुदेवाय' इस द्वादशाक्षर-मख्रका 
एक सौ आठ बार जप करे। तदनन्तर घृतसिक्त 
तिल और जौका अन्तमं 'स्वाहा'से संयुक्त ॐ 
नमो भगवते वासुदेवाय'-- इस ट्वादशाकषर-मचसे 


(दोनों करुओ)-का बिलवर, तीसरे दिन 
जाभिका भृङ्गराजसे, चौथे दिन बाणपुष्प, बिल्यपत्र 
और जपापुष्पोंडाा एवं पाचवे दिन मालती- 
पुष्यसे सर्वाङ्गका पूजन करे व्रत करनेवालेको 
भूमिपर शयन करना चाहिये। एकादशीको गोमय, 
ट्वादशीको गोमूत्र त्रयोदशीको दधि, चतुर्दशीको 
दुग्ध और अन्तिम दिन पह्णव्यका आहार करे। 
चौर्जमासौको 'नक्त्रत' करना चाहिये। इस प्रकार 
व्रत करनेवाला. भोग और मोक्ष--दोनोंको प्राप्त 
कर लेता है। भीष्मपितामह इसी ब्रतका अनुष्ठान 
करके भगवान्‌ श्रीहरिको पात हुए थे, इसीसे यह 
*भीष्मपक्षक'के नमसे प्रसिद्ध है। ब्रहाजीने भी 
इस व्रतका अनुष्ठान करके श्रोहरिका पूजन किया 
था। इसलिये यह व्रत पाँच उपवास आदिसे युक्त 
है॥४-९॥ 


इस प्रकार आदि आप्नेक महापुराणयं 'सीष्णपकक-कतका कथन” मक 
दो सा मँच अध्याय पूर हुआ# २०५० 
Rr 
दो सौ छठा अध्याय 
आगस्त्यके उद्देश्यसे अध्य॑दान एवं उनके पूजनका कथन 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ ! महर्षि अगस्त्य 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके स्वरूप हैं। उनका घूजन 
करके मनुष्य श्रीहरिको प्राप्त कर लेता है। जब 
सूर्य कन्या-राशिको प्राप्त न हुए हों (किंतु उसके 
निकट हों) तब ३६ दिनतक उपवास रखकर 
अगस्त्यका पूजन करके उरे अर्दा दे। पहले दिन 
जब चार घंटा दिन बाकी रहे, तब व्रत आरम्भ 
'करके प्रदोषकालमें अगस्त्य मुनिकी काश-पुष्पमयी 
मूर्तिको कलशपर स्थापित करे और उस कलशस्थित 


मूर्तिका पूजन करे। अर्घ्य देनैवालेको रात्रिम 
जागरण भी करना चाहिये ॥ १-२६ ॥ (अगस्त्यके 
आवाहनका मन्त्र यह है-) 

अगस्त्य मुनिशार्दूँल तेजोराशे महामते॥ 

यां मम कृतां पूजां गृह्णीष्व प्रियया सह। 

मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य आप तेज:पुञ्मय और 
महाबुड्धिमान हैं। अपनी प्रियतमा पली लोपामुद्राके 
साथ मेरै द्वारा को गयी इस पूजाको ग्रहण 
कीजिये॥ ३३॥ 


इस प्रकार अगस्त्यका आवाहन करे और 
उन्हें गन्ध, पुष्प, फल, जल आदिसे अध्यंदान दे। 
तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यकी ओर मुख करके 
चन्दनादि उपचारास उनका पूजन करे। दूसरे 
दिन प्रातःकाल कलशस्थित अगस्त्यकी मूर्तिको 
किसी जलाशयके समीप ले जाकर निम्नलिखित 


मन्त्रे उन्हें अर्घ्य समर्पित करो॥४६॥ 


आतापिर्भक्षितो येन वातापिक्ष महासुरः॥ 
समुह; शोधितो येन सोगस्त्यः सम्मुखोएस्तु मे। 
अगस्ति प्रार्थयिष्यामि कर्मणा पनसा गिरा॥ 
अर्चयिष्याम्यहं मैत्रं 
'काशपुष्पके समान उज्चल, अग्नि और वायसे 
भू, भित्रावरुणके पुत्र, कुम्पसे प्रकट होनेवाले 
आगस्त्य! आपको नमस्कार है। जिन्होनि राक्षसराज 
(आतापी और वातापीका भक्षण कर लिया था तथा 
समुद्रको सुखा डाला था, ये अगस्त्य मेरै सम्मुख 
प्रकट हों। मैं मन, कर्म और वचनसे अगस्त्यकी 
थना करता हूँ। मैं उत्तम लोकोंकी आकाङ्कासे 
अगस्त्यका पूजन करता हूँ॥५- 
_घन्दत-दात-मन्त्र 
द्वीपान्तरसपुत्पन्न॑देवानां परमं प्रियम्‌॥ 
राजान॑ सर्ववृक्षाणां चन्दनं प्रतिगृहाताम्‌। 
जम्बूद्ीपके बाहर उत्प, देवताओकि परमप्रिय, 
समस्त दृक्ष राजा चन्दतकों ग्रहण कौजिये॥ ८६॥ 
पुषयमाला-अपण 
धर्पार्थकामपोक्षाणां भाजनी पापनाशनी ॥ 
सौभाग्यारोग्यलश्ष्मीदा पुष्यमाला प्रगृहाताम्‌। 
महर्षि आगस्त्य! यह पुष्पमाला धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष चार पुसुयाथोंको देनेवाली एवं 
पापोंका नाश करनेवाली है। सौभाग्य, आरोग्य 
और लक्ष्मीकी ग्राप्ति करानेवाली इस पुष्पमालाको 
आप ग्रहण कीजिये॥९३६॥ 


धूषदान-मन्त्र 
सूच गृहाता देव! भक्ति मे हाचलां कुरू॥ 
ईप्सित मे वरं देहि परमां च शुधां गतिम्‌। 
भगवन्‌! अब यह धूप ग्रहण कीजिये और 

आपे मेरी भक्तिको अविचल कौजिये। मुझे इस 

लोकमें मनोवाञ्छत वस्तुएँ और परलोकमें शुभगति 

प्रदान कजिये॥ १०६॥ 

स्व, धानय, फल, सुवर्णसे युक्त अर्ष्य-दान-मन्र 


देवताओं तथा असुरोंसे भी समादृत सुने 
अगत्य! आप सम्पूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करनेवाले 
हैं। यै आपको वस्त्र, धानय, फल और सुवर्णसे 
युक्त यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ॥११३॥ 
फलाष्य॑दान-मख 


थी, तदनुसार मं अगस्त्यजीको जगाऊँंगा। आपको 
फलाय अर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण कीजिये॥ ३२॥ 
(केबल द्विजोंके लिये उच्चारणीय 
अ्यदानका बैदिक मन्त्र) 
अगस्त्य एवं खनमानो धरं प्रजामपत्ये बलमीहमानः। 
उभ क्विज: पुपोष सता ेवेष्याशिषो जगम । 
महर्षि आगस्त्य इस प्रकार प्रजा-संतति तथा 
बल एवं पुष्टिक लिये सचेष्ट हो कुदाल या 
खनित्रसे धरतीको खोदते रहे। उन उप्रतेजस्थी 
ऋषिने दोनों कर्णो (सम्पूर्ण इन्दयोँकी शक्ति)- 
का पोषण किया। देवताओके प्रति उनकी सारी 
आशी:र्थना सत्य हुई॥ १३॥ 
(तदनन्तर निम्नलिखित मतरस लोपामुद्दाको 
अर्ष्यदान दे) 
राजपुत नमस्तुध्य युनिपालि महातरते। 
अय गृहष्य देवेशि लोपायुद्रे यशस्विनि॥ 


महान्‌ व्रतका पालन करनेवाली राजपुत्र | पूजाको ग्रहणकर शान्तिपूर्वक पधारिये॥ १६३ 
अगस्त्यफ्ती देवेश्वरी लोपामुद्रे! आपको नमस्कार | इस प्रकार अगस्त्यका विसर्जन करके उनके 
है। यशस्विनि! इस अर््यको ग्रहण कोजिये॥ १४ ॥ | उददेश्वसे किसो एक धान्य, फल और रसका 
'अगस्त्यके लिये पञ्चरल, सुवर्ण और रजतसे | त्याग करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको 'घृतमिश्रित खीर 
युक्त एवं सप्तथान्यसे पूर्ण पात्र तथा दधि-चन्दनसे | और लड्डू आदि पदार्थोका भोजन करावे और 
“समन्वित अर्घ्य प्रदान करे। स्त्रियों और शूहोको | उन्हें गौ, वस्त्र, सुवर्ण एवं दक्षिणा दे। इसके 
*कारशपुष्पप्रतोकाश' आदि पौराणिक मन्त्रसे अर्घ्य | बाद उस कुम्भका मुख घृतमिश्रित खौरयुक्त 
देना चाहिये॥ १५४॥ उसमें सुवर्ण रखकर वह कलश 
विसर्जन-मत््र दे। इस प्रकार सात वर्षोतक 
अगस्य मुनिशार्दूल तेजोराशे आ सर्बदा॥ | अगस्त्यको अर्घ्य देकर सभी लोग सब कुछ 
इमा सम कृतां पूजां गृहीत्वा ज्ज शासये। | प्राप्त कर सकते हैं। इससे स्त्री सौभाग्य और 
मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य! आप तेजःपुञ्जसे प्रकाशित | पुत्रोंको, कन्या पतिको और राजा पृथ्वीको प्राप्त 
और सब कुछ देनेवाले हैं। मेरै द्वारा की गयी इस | करता है॥ १७--२०॥ 
जल प्रकार आदि आग्नेय महामं 'अगरत्पके लि अभ्यदातका कर्ण" नामक 
डो सौ छा अध्याय पूरा हुआ# २०६५ 


pa 
दो सौ सातवाँ अध्याय 
'कौमुद-व्रत 

अभिदेव कहते हैं-- बसि! अब मै 'कौमुद'- | पूजन करे। उनके शिग्र चन्दन, अगर और 
तके विषयमे कहता हूँ। इसे आधिनके शुक्लपक्षे | केसरका अनुलेपन कर्के कमल, उत्पल, कहार 
आरम्भ करना चाहिये। व्रत करनेवाला एकादशीको | एवं मालती पुसे विष्णुकी पूजा करे। व्रत 
उपवास करके एकमासपर्यन्त भगवान्‌ श्रोहरिका | करलेवाला खाणीको संयममें रखकर तैलपूर्ण दीपक 
पूजन करे॥ १॥ प्रश्वलित करे और दोनों समय खीर, मालपूए तथा 
निम्नलिखित मन्त्रसे संकल्प करे- 


i 


मासमेकं भु्तुकी करिष्ये कौमु्द खतम्‌॥ | निरन्तर जप करें। अन्तं ब्राहण-भोजन कराके 

मैं आधिनके शुक्ल पक्षमें एक समय भोजन | कमा-प््थपव व्रतका विसर्जन करे। ' देवजागरणी' 
करके भगवान्‌ श्रीहरिके मन्त्रका जप करता हुआ | या 'हरिप्रवोधिनी' एकादशीतक एक मासपर्यन्त 
भोग और मोक्षकी प्राहिके लिये एक मास्न | उपवास करसे 'कौमुद-ब्रत' पूर्ण होता है। इतने 
'कौमुद-ब्रतका अनुष्ठान करेगा॥ २॥ हो दिवॉका पूर्वोक्त मासोपवास भी होता है। 

तदनतर ब्रतके समासत होनेपर एकादशीकों [किंतु इस कौमुद-व्रतसे उसकी अपेक्षा अधिक 
उपवास करे और ट्वादशीको भगवान्‌ श्रोविष्णुका | फल भो प्राप्त होता है॥३-६॥ 

इस रकार आदि आसव महाम “कुजा वर्ष नमक 
दो सौ साठवाँ अध्याय पूरा हुआ २०७॥ 
Pd 


३२४ + असिनपुतण 


दो सौ आठवाँ अध्याय 
ख्रतदानसमुच्यय 

अग्निदेव कहते हैं-- वसि! अब मैं सामान्य | संकल्प भी सुनो-'आज मैं अमुक गोत्रवाले 
ब्रं और दानोकि विषयमे संक्षेपपूर्वक कहता हूँ।| अमुक शर्मा आप ब्राहाण देवताको समस्त पापोंकी 
प्रतिपदा आदि तिथियों सूर्य आदि वर, कृतिका | शान्ति, आयु और आपोग्यको वृद्धि, सौभाग्यके 
आदि नक्षत्रों, विष्कुम्भ आदि योगों, मेष आदि| उदय, गोत्र और संततिके विस्तार, विजय एवं 
राशियों और ग्रहण आदिके समय उस कालमें जो | धनकी प्रालि, धर्म, अर्थ और कामके सम्पादन 
व्रत, दान एवं तत्सम्बन्धी द्रव्य एवं नियमादि | तथा पापनाशपूर्वक संसाससे मोक्ष पानके लिये 
आवश्यक हैं, उनका भी वर्णन कहूँगा।| वि्णुदेवत-सम्नसी इस द्रव्यका दान करता हूँ। 
तदानोपयोगी रवय और काल सबके अधिष्ठात्‌ | मैं इस दानकी "प्रतिष्ठा -(स्विरता)-के लिये 
देवता भगवान्‌ श्रीविष्णु हैं। सूर्य, शिव, ब्रह्मा, आपको यह अतिरिक्त सुवर्णादि द्रब्य समर्पित 
लक्ष्मी आदि सभी देव-देवियौ श्रीहरिकी ही | करता हूँ। मेरे इस दानसे सर्वलोकेश भगवान्‌ 
भूति हैं। इसलिये उनके उद्देश्यसे किया गया। हरि सदा प्रसन्न होँ। यज्ञ, दान और बोके 
व्रत, दान और पूजन आदि सब कुछ देनेवाला | सवामी! मुझे विद्या तथा यश आदि प्रदान 


होता है॥ १--३॥ 'कौजिये। मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप 
आऔविष्णु पूजन पत्र चारो पुरुषार्थ तथा मनोउभिलधित वस्तुसे सम्पन्न 

जगतपते समागच्छ आसनं पाग्यमध्यकम्‌् :| कौजिये'॥६-१०३॥ 
मधुपर्क तथा$उचाम खान यै च गन्धकम्‌। | जो मनुष्य प्रतिदिन इस व्रत-दात-समुच्चयका 


पुष्प धूपं च दीपं च भेदि नमोऽस्तु ते॥ | पठन अथवा श्रवण करता है, वह अभीष्ट वस्तुसे 

जगत्पते। आपको नमस्कार है। आइये और | युक्त एबं पापरहित होकर भोग और मोक्ष 
आसन, पादय, अर्घ्य, मधुपर्क, आचमन, स्तान, | दोनोंकों प्रात करता है। इस प्रकार भगवान्‌ 
अस्त्र, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य ग्रहण| वासुदेव आदिसे सम्बन्धित नियम और पूजनसे 
कीजिये ॥ ४-५ अनेक प्रकारके तिथि, वार, नक्षत्र, संक्रान्ति, योग 

पूजा, व्रत और दानं उपर्युक्त भनतरसे श्रीविष्णुकी | और भन्वादिसम्बन्धी तोका "अनुष्ठन सिद्ध 
अर्चना करनी चाहिये। आब दानका सामान्य | होता है॥ ११-१२॥ 

इस प्रकार आदि आय महुरं 'कतदानसपुच्वयका वर्णन” जामक 
दो लीं आठवा अध्याय परण हुआ# २०८॥ 
हि >> 
दो सौ नवाँ अध्याय 
धनके प्रकार; देश-काल और पात्रका विचार; पात्रभेदसे दानके फल-भेद;: 
दरव्य-देवताओं तथा दान-विधिका कथन 

अग्निदेव कहते हैं-- मुनिरेष्ठ! अब मैं भोग | करता हूँ, सुनो। दानके 'इष्ट' और 'पूर्त' दो भेद 

और मोक्ष प्रदान करनेवाले दानध्ोका वर्णन | हैं। दानधर्मका आचरण करनेवाला सब कुछ प्रात 


+ अध्याय २०२० 


३९५ 


बमन रसनम 


कर सेता है। बाबड़ी, कुआँ, तालाब, देव- 
मन्दिर, अन्नका सदावर्त तथा बगीचे आदि 
बनवाना 'पूर्तधर्म” कहा गया है, जो मुक्ति प्रदान 
करनेवाला है। अग्निहोत्र तथा सत्यभाषण, वेदोंका 
स्वाध्याय, अतिथि-सत्कार और बलिबैश्वदेव- 
इहं 'इष्ट्धर्म' कहा गया है। यह स्वर्गको परासि 
करनेवाला है। ग्रहणकालमें, सूर्यकी संक्रान्तिमे 
और द्वादशी आदि तिथियोंमें जो दान दिया जाता 
है, वह 'पूर्त' है। यह भी स्वर्ण प्रदान करनेवाला 
है। देश, काल और पात्रमें दिया हुआ दान 
करोड़गुना फल देता है। सूर्यके उत्तरायण और 
दक्षिणायन प्रवेशके समय, पुण्यमय विषुवकालमें, 
व्यतीपात, तिथिक्षय, ` युगारम्भ, संक्रान्ति, 
चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, द्वादशी, अष्टकाब्राद, 
यज, उत्सव, विवाह, मन्चन्तरारम्भ, वैधृतियोग, 
दुःस्वणदर्शन, धन एवं ब्राह्मणकी प्राहिमें दान 
दिया जाता है। अथवा जिस दिन श्रद्धा हो उस 
(दिन या सदैव दान दिया जा सकता है। दोनों 
अयन और दोनों विषुव -ये चार संक्रान्तियाँ, 
“षडशीतिमुखा' नामसे प्रसिद्ध चार सक्रान्ति 
तथा 'बिष्णुपदा' नमसे विख्यात चार संक्रान्तियाँ -- 
ये बारहो संक्रान्तियाँ हौ दानके लिये उत्तम मानी 
गयी हैं। कन्या, मिथुन, मौन और धनु राशियोंमें 
जो सूर्यकी संक्रान्तियाँ होती हैं वे 'पडशोतिमुखा' 
कही जाती हैं, बे छियासीगुना फल देनेवाली हैं। 
उत्तरायण और दक्षिणायन-सम्बन्धिनी (मकर 
एवं कर्ककी) संक्रान्तियोंके अतीत और अनागत 
(पूर्व तथा पर) घटिकाएँ पुण्य मानी गयी हैं। 
कर्क-संक्रान्तिकी तीस-तीस घड़ी और मकर- 
संक्रान्तिकी बीस-बीस घड़ी पूर्व और परकी भी 
पणयकार्यके लिये विहित है। तुला और मेषकी 
संक्रान्ति वर्तमान होनेपर उसके पूर्वापकी दस- 
दस घढीका समय पुण्यकाल है। “घडशीति- 
मुखा' संक्रान्तियोके व्यतीत होनेपर साठ घड़ीका 


समय सुण्यकालमे हा है। 'विष्णुपदा' नामसे 
प्रसिदध संकरान्तियोके पूर्वापककी सोलह-सोलह 
अड़ियॉको पुण्यकाल भाना गया है। श्रवण, 
अचिनी और धनिष्ठाको एवं आएलेपाके मस्तकभाग 
अर्थात्‌ प्रथम चरणमें जब रविवारका योग हो, 
तब यह 'व्यतीपातयोग' कहलाता है॥ १-१३॥ 
कार्तिकके शुक्लपक्षकी नवमीको कृतयुग 
और वैशाखके शुक्लपक्षकी तृतीयाको ज्रेता प्रारम्भ 
हुआ। अब द्वपरके विषय्में सुनो-माषमासकी 
पूर्णिमाको डवापप्युण और भाद्रपदके कृष्णपक्षकी 
जयोदशीको कलियुगको उत्पत्ति जाननी चाहिये। 
मन्चन्तराँका आरम्भकाल या मन्वादि तिथियाँ इस 
प्रकार जाननो चाहिये-आशिनके शुक्लपक्षकी 
नवमी, कार्तिककी द्वादशी, माघ एवं भाद्रपदको 
तृतोया, फालगुनको अमावास्या, पौषकी एकादशी, 
आषाढ्कौ दशमी, माघमासकी सप्तमौ, श्रावणके 
कृष्णपक्षको अष्टमी, आाद्की पूर्णिया, कार्तिक, 
फाल्गुन एवं ज्येष्ठी पूर्णिमा॥ १४--१८॥ 
मार्गशीर्षमासकी पूर्णिमाके बाद जो तीन 
अष्टमी तिथियाँ आती हैं, उन्हें तीन 'अष्टका' 
कहा गया है। अष्टमीका 'अष्टका' नाम है। इन 
अष्टकाओंमें दिया हुआ दान अक्षय होता है। 
गया, गङ्गा और प्रयाग आदि तीथोमें तथा 
मन्दिरमे किसीके बिना मागे दिया हुआ दान 
उत्तम जाने। किंतु कन्यादानके लिये यह नियम 
लागू नहीं है। दाता पूर्वाभिमुख 'होकर दान दे 
और लेनेवाला उतराधिमुख होकर उसे ग्रहण 
करे। दान देनेवालेकी आयु बढ़ती है, किंतु 
लेनेवालेकी भी आयु क्षीण नहीं होती। अपने 
और प्रतिगृहीताके नाम एवं गोत्रका उच्चारण 
करके देय वस्तुका दान किया जाता है । कन्यादानमें 
इसकी तीन आवृत्तियाँ की जाती हैं। स्नान और 
पूजन करके हाथमें जल लेकर उपर्युक्त संकल्पपूर्वक 
दान दे। सुवर्ण, अ, तिल, हाथी, दासी, रथ, 


३९६ 


७ अपुण» 


जडम डड 


भूमि, गृह, कन्या और कपिला गौका दात-ये | 
दस “महादान' हैं। विद्या, पराक्रम, तपस्या, 
कन्या, यजमान और शिष्यसे मिला हुआ सम्पूर्ण 
घन दान नहीं, शुल्करूप है। शिल्पकलासे प्रास 
धन भी शुल्क ही है। व्याज, खेती, वाणिज्य और 
दूसरेका उपकार करके प्राप्त किया हुआ घन, 
पासे, जूए, चोरी आदि प्रतिरूपक (स्वॉग बनने) 
और साहसपूर्ण कर्मसे उपार्जित किया हुआ धन 
तथा छल-कपटसे पाया हुआ धन--ये तोन 
प्रकारके धन क्रमश: साविक, राजस एवं तामस-- 
तीन प्रकारके फल देते हैं। विवाहके समय मिला 
हुआ, ससुरालको विदा होते समय प्रीतिके 
निमित्त प्राप्त हुआ, पतिद्वारा दिया गया, भाईसे 
मिला हुआ, मातासे प्राप्त हुआ तथा पितासे मिला 
हुआ-ये छः प्रकारके धन “स्त्री-धन' माने गये 
हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योकि अनुप्रहसे प्रात 
हुआ धन शूहका होता है। गौ, गृह, शय्या और 
स्त्री--ये अनेक व्यक्तियॉको नहीँ दी जानी 
चाहिये। इनको अनेक व्यक्तियोंके साह्ेमें देना 
पाप है। प्रतिज्ञा करके फिर न देनेसै प्रतिज्ाकतकि 
सौ कुलॉका विनाश हो जाता है। किसी भौ 
स्थानपर उपार्जित किया हुआ पुण्य देवता, 
आचार्य एवं माता-पिताकों प्रयतपूर्वक समर्पित 
करना चाहिये। दूसरेसे लाभकी इच्छा रखकर 
दिया हुआ धन निष्फल होता है। धर्मकी सिद्धि 
अ्द्धासे होती है; श्रद्धापूर्वक दिया हुआ जल भी 
अक्षय होता है। जो ज्ञान, शौल और सदगुणोंसे 
सम्पन्न हो एवं दूसरोंको कभी पीड़ा न पहुँचाता 
हो, वह दानका उत्तम पात्र माना गया है। अज्ञानी 
अनुष्योंका पालन एवं त्राण करनेसे वह “पात्र' 
कहलाता है। माताको दिया गया दान सौगुना 


और पिताको दिया हुआ हजार गुना होता है। 
प्री और सहोदर भाईको दिया हुआ दान अनन्त 
एवं अक्षय होता है। मनुष्येतर प्राणियॉंको दिया 
गया दान सम होता है, न्यून या अधिक नहीं। 
'पापातमा मनुष्यको दिया गया दान अत्यन्त निष्फल 
जानना चाहिये। वर्णसंकरको दिया हुआ दान 
डुगुना, शूहको दिया हुआ दान चौगुना, वैश्य 
अथवा क्षत्रियको दिया हुआ आठगुना, ब्राहाणगुव" 
(जाममाजके ड्राह्मण)-को दिया हुआ दान सोलहगुना 
और वेदपाठी ख्राह्मणको दिया हुआ दान सौगुना 
फल देता है। वेदेकि अभिप्रायका बोध करानेवाले 
आचार्यको दिया हुआ दान अनन्त होता है। 
पुरोहित एवं याजक आदिको दिया हुआ दान 
अक्षय कहा गया है। धनहीन ब्राहर्णोको और 
अज्ञकर्ता ब्राह्मणकों दिया हुआ दान अनन्त 
'फलदायक होता है। तपोहीन, स्वध्यायरहित 
और परि्रहें रुचि रखनेवाला ब्राह्मण जलमें 
पत्यरकी नौकापर बैठे हुएके समान है; वह उस 
अस्तरमयी नौकाके साथ ही दू जाता है। 
ब्ह्मणको स्नान एवं जलका उपस्पर्श करके 
प्रयलपूर्वक पवित्र हो दान ग्रहण करना चाहिये। 
अतिग्रह लेनेवालेको सदैव गायत्रीका जप करना 
चाहिये एवं उसके साच-हो-साथ प्रतिगृहीत द्रव्य 
और देवताका उच्चारण करना चाहिये। प्रतिग्रह 
सेवाले ठरे जराहणसे दान ग्रहण करके उच्य, 
कषत्रियसे दान लेकर मन्दस्वस्में तथा वैश्यका 
प्रतिग्रह स्वीकार करके उपांशु (ओटोको निना 
हिलाये) जप करे। शस प्रतिग्रह लेकर मानसिक 
जप और स्वस्तिवाचन करें# १९-३९ ६॥ 
मतरे! अभयके सरवदेवगण देवता हैं, 
भूमिके विष्णु देवता हैं, कन्या और दास-दासीके 


दिय 


उ रपि जे स हुः (प्स ४।२२) 


“भके गर्थीधानके संस्कार और बरोक यजलोफवोड-संस्कार हुए है. फं जो अण्दयन-अ्यापनका काय नह करत, यह 


“हनः कहलाता है।' 


4 अध्याय २०९० 


३९७ 


समब 


देवता प्रजापति कहे गये हैं, गजके देवता भी 
प्रजापति ही हैं। अके. यम, एक खुरवाले 
पशुओकि सर्वदेवगण, महिषके यम, उके निरत, 
धेनुके सुद, बकरेके अस्लि, भेड़, सिंह एवं 
'बराहके जलदेवता, वन्य-पशुओकि वायु, जलपात्र 
और कलश आदि जलाशयोँके वरुण, समु 
'उत्पा्न होनेवाले रलो तथा स्वर्ण-लौहादि धातुओकि 
अगन, पक्का और धात्योंके प्रजापति, सुगन्धके 
गन्धर्व, यसते बुहस्पति; सभी पक्षियोके वायु, 
विद्या एवं विद्याङ्गोके ब्रह्म, पुस्तक आदिको 
सरसवती देवी, शिल्पके विश्वकर्मा एवं वक्षे 
वनस्पति देवता हैं। ये समस्त दरव्य-देवता भगवान्‌ 
श्रीहरिके अङ्गभूत हैं॥४०-४६॥ 

छ, कृष्णमृगचर्म, शय्या, रण, आसन, पादुका 
तथा वाहन-इनके 5 
(उत्तानाज़िरा) कहे गये हैं। चुद्धोपयोगो सामग्री, 
शस्त्र और ध्वज आदिके सर्वदेवगण देवता हैं। 
गृहके भी देवता सर्वदेवगण हौ हैं। सम्पूर्ण 
पदाथोकि देवता विष्णु अथवा शिव हैं; क्योकि 
कोई भी वस्तु उनसे भित्र नहीं है। दान देते समय 
हले यका नाम ले। फिर “ददामि' (देता हुँ) 
ऐसा कहे। फिर संकल्पका जल दान लेनेवालेके 
हाथमे दे। दानमें यही विधि बतलायी गयौ है। 
प्तिप्रह लेनेवाला यह कहे-विष्णु दाता हैं, 
विष्णु ही द्रव्य हैं और थैं इस दानको 
रहण करता हूँ; यह धर्मानुकूल रिह कल्याणकारी 
हो। दाताको इससे भोग और मोक्षरूप फलॉकी 
रि हो।' गुरुजनों (माता-पिता) और सेवकॉके 
उद्धरे लिये देवताओं और पितराँका पूजन 
करना हो तो उसके लिये सबसे प्रतिग्रह ले; परंतु 
उसे अपने उपयोगे न लाबे। शूका 


'शुद्रको ही प्राप्त होता है॥ ४७-५२॥ 
'बृच्तरहित ब्राह्मण शुद्रसे गुड़, तकर, रस आदि 
पदार्थ ग्रहण कर सकता है। जौविकाविहीन दविज 
सबका दान ले सकता है; क्योंकि ब्राह्मण 
स्वभावसे ही अग्नि और सूर्यके समान पवित्र है। 
इसलिये आपत्तिकालमें ननदित पुरुषोंको पढ़ाने, 
यज्ञ काने और उनसे दान लेनेसे उसको पाप 
जहाँ लगता। कृतयुं ब्राह्मणके घर जाकर दान 
(दिया जाता है, ब्रेतामें अपने घर बुलाकर, हवपरमें 
आाँगनेपर और कलियुगमें अनुगमन करनेपर दिया 
जाता है। समुट्का पार मिल सकता है, किंतु 
दानका अन्त नहीँ मिल सकता। दाता मन-ही- 


हों, उन देवता-सम्बन्धी अमुक महादव्य 
, विद्या, महती कामना, सौभाग्य और 
उदके लिये, समस्त पापोंकी शान्त 
लिये, भोग और मोक्षके प्राप्त्यर्थ 
दन करता हूँ। इससे देवलोक, अन्तरिक्ष 
।-सम्बन्धी समस्त उत्पाताँका विनाश 
मङ्गलमय श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हौँ 

अर्थ, काम एवं मोक्षकी प्रालि 
कराकर ब्रहालोक प्रदान करें।' 

(तदनन्तर यह संकल्प पढे) “अमुक 
जाम और गोत्रवाले ब्राह्मण अमुक शर्माको 
मैं इस दानकी प्रतिष्ठे निमित्त सुवर्णकी 
दक्षिणा देता हुँ।' इस दान-वाक्यसे समस्त दान 


bib 
EE 


क्र 
श्र 


धन यज्ञकार्यमें ग्रहण न करे; क्योंकि उसका फल 
इस रकार आदि आप्तेय महतुशचे 


दे॥५३-६३॥ 
“दातरि आदिका वर्न” नामक 


दो खँ न अध्याय पूर हुआ २०१४ 
a 


दो सौ दसवाँ अध्याय 
सोलह महादानोंके नाम; दस मेरुदान, दस धेनुदान और 
विविध गोदानोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ! अब मै सभी 
कारके दानोँका वर्णन करता हूँ। सोलह महादान 
होते है। सर्वप्रथम तुलापुरुषदान, फिर हिर्ण्यगर्भदान, 
ब्रहाण्डदान, कल्पवृक्षदान, पाँचौ सहर गोदान, 
स्वर्णमयी कामधेनुका दान, सातवाँ स्वनिर्मित 
अश्वका दान, स्वर्णमय अश्यु्त रथका दान, 
स्वर्णरचित हस्तिरथका दान, पाँच हलॉका दान, 
भूदान, विश्वचक्रदान, कल्पलतादान, उत्तम सप्त- 
समुदा, रलधेनुदान और जलपूर्ण कुम्भदान। ये 
दान शुभ दिनम मण्डलाकार मण्डपमे देवताओंका 
पूजन करके ब्राह्मणको देने चाहिये। मेख्दान भौ 
पुण्यप्रद है। 'मेरु' दस माने गये हैं, उन्हें सुनो 
धान्यमेरु एक हजार द्रोण धान्यका उत्तम माना 
गया है, पाँच सौ द्रोणका मध्यम और 
डाई सौ द्रोणका अधम माना गया है। लवणाचल 
सोलह द्रोणका बनाना चाहिये, वही उत्तम माना 
गया है। गुड्-पर्वत दस भारका उत्तम माना गया 
है, पाँच भारका मध्यम और बाई भारका निकृष्ट 
'कहा जाता है। स्वर्णमेरु सहर पलका उत्तम, पाँच 
सौ पलका मध्यम और ढाई सौ पलका निकृष्ट 
माना गया है। तिलपर्वत क्रमशः दस दरोणका 
उत्तम, पाँच द्रोणका मध्यम और तीन ट्रोणका 
निकृष्ट कहा गया है । कार्पास (रूई) पर्वत बीस 
भारका उततम, दस भारका मध्यम तथा पाँच 
भारका निकृष्ट है। ओस घृतपूर्ण कुम्भॉंका उत्तम 
घृताचल होता है। रजत-पर्वत दस हजार पलका 
उत्तम माना गया है। शर्कराचल आठ भारका 
उत्तम, चार भाका मध्यम और दो भारका मन्द 
जाना गया है॥ १-९३॥ 

अब मैं दस धेनुओंका वर्णन करता हुँ, 
जिनका दान करके मनुष्य भोग और मोक्षको 


आष कर लेता है। पहली गुढे होती है, दूसरी 
चृतधेनु, तीसरी तिलधेनु, चौथी जलधे, पाँचवीं 
करेन, छठो मधुधेनु, सातवीं शर्कराधेनु, आठ 
दधिधेनु, नवीं रसधेनु और दसवीं गोरूपेण 
कल्पित कृष्णाजिनधेनु। इनके दानकी विधि यह 
बतलायौ जाती है कि तरल पदार्थ-सम्बन्धी 
चेनुओकि प्रतिनिधिरूपसे घड़ोंमें उन पदार्धोको 
भरकर कुम्भदान करने चाहिये और अन्य धातुओकि 
रूपमे उन-उन ब्रव्यॉंकी राशिका दान करना 
चाहिये॥ १०-१२ ६॥ 

(कृष्णाजिनधेनुके दानकी विधि यह है) 
गोबरसे लिपौ-पुती भूमिपर सब ओर दर्भ 
बाकर उसके ऊपर चार हाथका कृष्णमृणचर्म 
रखे। उसकी गरबा पूर्व दिशाको ओर होनी 
चाहिये। इसी प्रकार गोवत्सके स्थानपर छोटे 
आकारका कृष्णमृगचर्म स्थापित करे। वत्ससहित 
धेनुका मुख पूर्वकी ओर और पैर उत्तर दिशाकी 
ओर समझे। चार भार गुड्कौ गुड्धेनु सदा ही 
उत्तम मानी गयौ है। एक भार गुड़का गोवत्स 
'बनावे। दो भारकी गौ मध्यम होती है। उसके साथ 
आधे भएका बछडा होना चाहिये। एक भारकी गौ 
कनिष्ठ कही जाती है। इसके चतुर्धाशका वत्स 
इसके साथ देना चाहिये। गुड़धेनु अपने गुड्संप्रहके 
अनुसार बना लेनी चाहिये॥ १३-१६ १॥ 

पाच गुञ्जाका एक 'माशा' होता है, सोलह 
माशेका एक “सुवर्ण' होता है, चार सुवर्णका 
'पल' और सौ पलकी “तुला” मानी गयी है। 
'बोस तुलाका एक “भार' होता है एवं चार 
(आढक (चौंसठ पल)-का एक 'द्रोण' होता 
है॥१७-१८॥ 

गुड्निर्मित धेनु और वत्सको श्चेत एवं सूक्ष्म 


चस्ते ढकना चाहिये। उनके कालोंके स्थानमें 
सीप, चरणस्थानमें इख, नेत्रस्थानमें पवित्र मौखिक, 
अलोक स्थानपर तसू, गलकम्बलके स्थानपर 
सफेद कम्बल, पृष्ठभागके स्थानपर त्र, रोमस्थातपर 
श्वेत चैंवर, भाँहोके स्थानपर विहुममणि, स्तनोंके 
स्थानपर , नवनीत, पुच्छस्थानपर रेशमी वस्त्र, 
अक्षि-गोलकोके स्थानपर नौलमणि, शृङ्ग और 
अृज्ञाभरणोंके स्थानपर सुवर्ण एवं खरको जगह 
चाँदी रखे। दन्तस्थानपर विविध फल और 
नासिका-स्थानपर सुगन्धित द्रव्य स्थापित करे-- 
साथमे काँसेकी दोहनो भी रखे। दिते! इस 
प्रकार धेनुकी रचना करके निम्नलिखित मन्त्रोंसे 
उसकी पूजा करे--'“जो समस्त 

लक्ष्मी हैं, जो देवताओमे भो स्थित हैं, ये 
धेनुरूपिणी देवी मुझे शान्ति प्रदान करें। जो अपने 
शरमं स्थित होकर ' सद्राणी' के नमसे प्रसिद्ध हैं 
और शंकरकी सदा प्रियतमा पी हैं, वे 
धेनुरूपधारिणी देवी मेरै पापोंका विनाश करें। जो 
विष्णुके वक्ष:स्थलपर लक्ष्मीके रूपसे सुशोभित 
होती हैं, जो अग्निको स्वाहा और चन्द्रमा, सूर्य 
एवं नक्षत्र-देवताओंकी शक्तिके रूपमे स्थित हैं, 
चे धेनुरूपिणी देखी मुझे सक्ष्ी प्रदान करें। जो 
चतुर्मुख ब्रह्माको सावित्री, धनाध्यक्ष कुबेरको 
निधि और लोकपालॉकी लक्ष्मी हैं, वे धेनुदेवी 
मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। देवि! आप 
पितरोकी 'स्वधा' एवं यज्ञभोक्ता अग्निकी 'स्वाहा' 
हैं। आप समस्त पापोंका हरण करनेवाली एवं 
धेनुरूपसे स्थित हैं, इसलिये मुझे शान्ति प्रदान 


करें!” इस प्रकार अभिमन्त्रित की हुई धेनु 
जरा्णको दान दे। अन्य सब धेनुदानोंकी भी 
साधारणतया यही विधि है। इससे मनुष्य 
सम्पूर्ण यज्ञोंका फल प्राप्त कर पापरहित हुआ 
भोग और मोक्ष-दोनोंको सिद्ध कर लेता 
है॥ १९-२६॥ 

सोनेके सींगोंसे युक्त चाँदीके खुोवाली सीधी- 
सादी दुधारू गौ, काँसेकी दोहनी, वस्त्र एवं 
दक्षिणाके साथ देनी चाहिये। ऐसी गौका दान 
करलेवाला उस गौके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, 
उतने वर्षोतक स्वर्गमे निवास करता है। यदि 
'कपिलाका दान किया जाय तो वह सात पीढ़ियोंका 
उद्धार कर देती है॥३०-३१॥ 

स्वर्णमय श्ृ्रॉसे युक्त, रजतमण्डित खुरोंवाली 
कपिला गौका काँसेके दोहनपात्र और यथाशि 
दक्षिणाके साथ दान करके मनुष्य भोग और मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है। “उभयतोमुखी'* गौका दान 
करके दाता बछड़ेसहित गौके शरीरमें जितने रोएँ 
होते हैं, उतने चुगॉतक स्वर्गमें जाकर सुख भोगता 
है। उभयतोमुखो गौका भी दान पूर्वोक्त विधिसै 
ही करना चाहिये॥ ३२-३३॥ 

मरणास मनुष्यको भी पूर्वोक्त विधिसे हौ 
बछड़ेसहित गौका दान करना चाहिये। (और यह 
संकल्प करना चाहिये--) ' अत्यन्त भयंकर 
'यमलोकके प्रवेशद्वारपर तसजलसे युक्त वैतरणी 
जदी प्रवाहित होती है। उसको पार करनेके लिये 
मैं इस कृष्णवर्णा वैतरणी गौका दान करता 
हँ'॥३४॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणं “महादानोका वर्णन” नामक 
दो खा दस अध्याय पूरा हआ॥२१०॥ 
eee 


+ पव सुख यन सवर से । ल च दिताको के; सेस सुको ॥ (जहररसहिता ९० ४७) 


“जब प्रसव की हुई गको योग प्रसव होते हुए कतपके टो: 


वे बर और मुख दिके है, उस सपय वह 'डभवलोमुखौ' कही 


जाती है; उसका सतक दान करता चाहिये, उब पूर्ण प्रसव ने हो जाला” 


+ अग्लिपुराण० 


“ननम 


दो सौ ग्यारहबाँ अध्याय 
जाना प्रकारके दानोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ! जिसके पास 
दस गौएँ हों, वह एक गौ; जिसके पास सौ गौएँ 
हौँ, वह दस गौएँ; जिसके पास एक हजार गौएँ 
हों, वह सौ गौओंका दान करे तो उन सबको 
समान फल प्राप्त होता है। कुबेरको राजधानी 
अलकापुरी, जहाँ स्वर्णनिर्भित भवन हैं एवं जहाँ 
गन्धर्व और अपसर विहार करती हैं, सहर 
गौओंका दान करनेवाले वहाँ जाते हैं। मनुष्य सौ 
गौओका दान करके नरक-समुद्रसे मुक्त हो 
जाता है और बछियाका दान करके स्वर्गलोके 
पूजित होता है। गोदानसे दौर्घादु, आरोगय, 
सौभाग्य और स्वर्गकी प्राप्ति होती है। "जो इन्द्र 
आदि लोकपालॉकी मज़लमयी राजमहिषी हैं, 
चे देवी इस महिषौदानके माहात्यसे मुझे सम्पूर्ण 
अभीष्ट यसुँ प्रदान करें। जिनका पुत्र धर्मराजकी 
सहायतामें नियुक्त है एवं जो महिषासुरकी जननी 
हैं, बे देवी मुझे वर प्रदान करें।' उपर्युक मन्त्र 
चढ़कर महिषीदान कलसे सौधाग्यकी प्राति 
होती है। वृषदानसे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता 
है॥ -६॥ 

“संयुक्त हलपङ्कि' नामक दान समस्त फलॉको 
प्रदान करता है। काठके बने हुए दस हलोँकी 
पङ्क, जो सुवर्णमय पहसे परस्पर जुड़ी हो और 
प्रत्येक हलके साथ आवश्यक संख्यामें बैल भी 
हों तो उसका दान “संयुक्त हलपङ्कि" नामक दान 
कहा गया है। वह दान करके मनुष्य स्वर्गलोकमें 
पूजित होता है। ज्ये्पष्कर-तीर्थमें दस कपिला | 
गौओंका दान किया जाय तो उसका फल अक्षय 
बतलाया गया है। वृषोत्सर्ण करनेसे भी अक्षय 
"फलकी प्रापि होती है। साँड्को चक्र और | 
त्रिशूलसे अङ्कित करके यह मन्त्र पढ्कर छोड़े- 
“देवेश्वर! तुम चार चरणोंसे युक्त साक्षात्‌ धर्म हो। 


ये तुम्हारी चार प्रियतमाएँ हैं। पितं, मनुष्यों 
और ऋषियोंका पोषण करनेवाले वेदमूर्ति वृष! 
तुम्हारे मोचनसे मुझे अमृतमय शाश्वत लोकॉकी 
प्ति हो। मैं देवऋण, भूतऋण, पितऋण एवं 
अनुष्यकणसे मुक्त हो जाऊँ। तुम साक्षात्‌ धर्म 
हो; तुम्हारा आश्रय ग्रहण करनेबालॉकों जो गति 
ल होती हो, वह नित्य गति मुझे भी प्राप्त 
हो'॥७-११६॥ 

जिस मृत व्यक्तिके एकादशाह, घाण्मासिक 
अधवा वार्षिक बरां वृषोत्सर्ग किया जाता है, 
वह प्रेतलोकसे मुक्त हो जाता है। दस हाथके 
डंडेसे तीस डंडेके बरावरको भूमिको 'निवर्तन' 
कहते हैं। दस निवर्तन भूमिकी “गोचर्म' सजा है। 
इतनी भूमिका दान करलेबाला मनुष्य अपने 
समस्त पापोंका नाश कर देता है। जो गौ, भूमि 
और सुवर्णयुक्त कृष्णमृगचर्मका दान करता है, 
ह सम्पूर्ण पापेकि करनेपर भी ख्रह्माका सायुज्य 
स कर लेता है। तिल एवं मधुसे भए पात्र मगधदेशीय 
मानके अनुसार एक प्रस्थ (चौसठ पल) 
कृष्णतिलका दान करे। इसके साथ उत्तम गुणोंसे 
युक्त शय्या देनेसे दाताको भोग और मोक्षकी 
प्रि होती है॥ १२--१६॥ 

अपनी स्वर्णमयी प्रतिमा अनवाकर दान 
कणेवाला स्वर्गमे जाता है। विशाल गृहका 
निर्माण करके उसका दान देनेवाला भोग एवं 
मो -दोनोको प्राप्त करता है। गृह, मठ, सभाभवन 
(धर्मशाला) एवं आवासस्थानका दान करके 
मनुष्य स्वर्गलोकमें जाकर सुख भोगता है। 
गोशाला बनवाकर दान करनेवाला पापरहित 
होकर स्वर्गको प्राप्त होता है। यम-देवता- 
सम्बन्धी महिषदान केसे मनुष्य निष्पाप होकर 
स्वर्गलोकको जाता है। देवताओंसहित ब्रह्मा, 


शिव और विष्णुके बीचमें पाशधारी यमदूतकी 
(स्वर्णादिमयी) मूर्तियाँ स्थापित करके यमदूतके 
सिरका छेदन करे; फिर उस सूर्तिमण्डलका 
ख्राहाणको दान कर दे। ऐसा करनेसे दाता तो 
स्वर्गलोकका भागी होता है, किंतु इस 'त्रिमुख' 
जामक दानको ग्रहण करके दविज पापका भागी 
होता है। चाँदीका चक्र बनवाकर, उसे जलमें 
रखकर उसके निमित्ते होम करे। पश्चात्‌ वह 
चक्र ब्राहाणको दान कर दे। यह महान्‌ 
“कालचक्रदान' माना गया है॥ १७-२१॥ 

जो अपने वजनके बराबर लोहेका दान करता 
है, वह नरकमें नहों गिरता। जो पचास पलका 


'लौहदण्ड वस्त्रसे ढककर ब्राह्मणको दान करता | देता 


है, उसे यमदण्डसे भय नहीं होता। दीर्घायुकी 
इच्छा रखनेवला मृत्युञ्जयके उद्देश्ससे फल, मूल 
एवं दरव्यको एक साथ अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ दान 
करे। कृष्णतिलका पुरुष निर्मित करे। उसके 
चौंदीके दाँत और सोनेकी आँखें हों। वह 
मालाधारी दीर्घाकार पुरुष दाहिने हाथमें खड़ 
उठाये हुए हो। लाल रंगके वस्त्र धारण किये 
जपापुष्पोंसे अलंकृत एवं शद्धुकी मालासे विभूषित 
हो। उसके दोनों चरणेमि पाटुकाएँ हों और 
पार्धभागमे काला कम्बल हो। वह कालपुरुष बावे 
हाथमे मांस-पिण्ड लिये हो । इस प्रकार कालपुरुषका 
निर्माण कर गन्धादि यसे उसको पूजा करके 
आहाणको दान करे। इससे दाता मानव मृत्यु और 
व्याधिसे रहित होकर राजराजेश्वर होता है। 
ज्राहाणको दो बैलॉका दान देकर मनुष्य भोग 
और मोक्षो प्राप्त कर लेता है॥ २२-२८३६॥ 

जो मनुष्य सुवर्णदान करता है, बह सम्पूर्ण 
अभीष्ट बस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। सुवर्णके 
दानमें उसकी प्रतिष्ठे लिये चाँदीको दक्षिणा 
विहित है। अन्य दाोंकी प्रतिष्ठाके लिये सुवर्णको 


रजत, ताम्र, तण्डुल और धान्य भी दक्षिणाके 
लिये विहित हैं। नित्य श्राद्ध और नित्य देवपूजन-- 
इन सबमें दक्षिणाकी आवश्यकता नहीं है। 
कार्यम रजतकी दक्षिणा धर्म, काम और 
अर्थको सिद्ध करनेवाली है । भूमिका दान देनेवाला 
हाबुद्धिमान्‌ मनुष्य सुवर्ण, रजत, ताप्र, मणि 
और मुक्ता-इन सबका दान कर लेता है, अर्थात्‌ 


इन सभी दानोंका पुण्यफल पा लेता है। जो 
पृष्वीदान करता है, वह शान्त अन्तःकरणवाला 
पुरु पिकृलोकमें स्थित पितरोंको और देवलोक 
निवास करनेवाले देवताओंको पूर्णरूपसे तृत कर 
है। शस्यशाली खर्वट, ग्राम और खेटक 
(छोटा गाँव), सौ निवर्तनसे अधिक या उसके 
आधे वस्ताम बने हुए गृह आदि अथवा गोचर्म 
(दस निवर्तन)-के मापकी भूमिका दान करके 
मनुष्य सब कुछ पा लेता है। जिस प्रकार तैल- 
बिन्दु जल या भूमिपर गिरकर फैल जाता है, 
उस प्रकार सभी दानॉका फल एक जन्मतक 
रहता है। स्वर्ण, भूमि और गौरी कन्याके दानका 
फल सात जन्मोंतक स्थिर रहता है। कन्यादान 
करनेवाला अपनी इक्ोस पोढ़ियोंका नरकसे 
उद्धार करके ब्रहालोकको प्राप्त होता है।* 
दक्षिणासहित हाथीका दान करनेवाला निष्याप 
होकर स्वर्गलोकमें जाता है। अश्वका दान देकर 
अतुष्य दीर्ष आयु, आरोग्य, सौभाग्य और स्वर्गको 
ल कर लेता है। श्रेष्ठ ब्राहाणको दासीदान 
'कलेवाला अप्सणऑके लोकमें जाकर सुखोपभोग 
कराता है । जो पाँच सौ पल ताँबेकी थाली या ढाई 
सौ पल, सवा सौ पल अथवा उसके भौ आधे 
(६२३) पलॉकी बनी थाली देता है, वह भोग 
तथा मोक्षका भागी होता है॥२९-३९६॥ 
बैलॉसे युत शकटदान कलेसे मनुष्य विभानदवार 


वपु को जोक ॥ रुप । २०), 


Pri, 


४०२ 


+ असलिपुतण» 


स्वर्गलोकको जाता है। वस्त्रदानसे आयु, आरोग्य 
और अक्षय स्वरकी प्राप्ति होती है। धान, गेहूँ, 
अगहनीका चावल और जौ आदिका दान करनेवाला 
स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। आसन, धातुनिर्मित 
पात्र, लवण, सुगन्धियक्त चन्दन, धूप-दोप, ताम्बूल, 
'लोहा, चाँदी, रल और विविध दिव्य पदाथाँका 
दान देकर मनुष्य भोग और मोक्ष भी प्रह करता 
है। तिल और तिलपात्रका दान देकर मनुष्य 
स्वर्ग-सुखका भागी होता है। अन्नदानसे बढ़कर 
कोई दान न तो है, न था और न होगा ही । हाथी, 
अक्ष, रथ, दास-दासी और गृहादिके दात-ये 
सब अन्नदानकी सोलहबों कलाके समान भी नहीं 
है। जो पहले बडा-से-बडा पाप करके फिर 
अन्नदान कर देता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर 
अक्षय लोकॉको पा लेता है। जल और प्याऊका 
दान देकर मनुष्य भोग और मोक्ष-दोनोंको सिद्ध 
कर लेता है। (शीतकालमें) मार्ग आदिमे अलि 
और काठका दान केसे मनुष्य तेजोयुक होता है 
और स्वर्गलोको देवताओं, गन्धयो तथा अपण 
'विमानमें सेवत होता है॥ ४०--४७॥ 

भूत, तैल और लबणका दान देनेसे सब कुछ 
मिल जाता है। छत, पादुका और काढ आदिका 
दान करके स्वर्गे सुखपूर्वक निवास करता है। 
प्रतिपदा आदि पुण्यमयी तिथियोंमें, विष्कुम्भ 
आदि योगोंमं, चैत्र आदि मासमे, संवत्सरारम्भमे 
और अश्विनी आदि नक्षरॉमें विष्णु, शिव, ब्रह्म 
ततथा लोकपाल आदिकी अर्चना करके दिया गया 
दान महान्‌ फलप्रद है। वृक्ष, उद्यान, भोजन, 
चाहन आदि तथा परमे मालिशके लिये तेल 
आदि देकर मनुष्य भोग और मोक्को प्राप्त कर 
लेता है॥ ४८-५० ॥ 

इस लोकमें गौ, पृथ्वी और विद्याका दान 


ये तीनों समान फल देनेवाले हैं। वेद-विद्याका 
दन देकर मनुष्य पापरहित हो ब्रह्मलोकमें प्रवेश 
करता है। जो (योग्य शिष्यको) ब्रन प्रदान 
करता है, उसने तो मानो सत्पती पृथ्वीका 
दान कर दिया। जो समस्त प्राणियोंको अभयदान 
देता है, वह मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। 
पुराण, महाभारत अथवा रामायणका लेखन करके 
उस पुस्तकका दान करनेसे मनुष्य भोग और 
मोक्षकी प्राप्ति कर लेता है। जो वेद आदि शास्त्र 
और नृत्य-गीतका अध्यापन करता है, वह 
स्वर्गगामी होता है। जो उपाध्यायको वृत्ति और 
छात्रको भोजन आदि देता है, उस धर्म एवं 
कामादि पुरुषायोके रहस्यदशी मनुष्यने क्या नहीं 
दे दिया ॥५१--५५॥ 

सह वाजपेय योम विधिपूर्वक दान देनेसे 
जो फल होता है, विद्यादानसे मनुष्य वह सम्पूर्ण 
'फल प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह 
नहीं है। जो शिवालय, विष्णुमन्दिर तथा सूर्यमन्दिरमे 
ग्रन्थवाचन करता है, वह सभी दानोंका फल प्रास 
करता है'। जैलोक्यमें जो आहाणादि चार वर्ण 
और ब्रह्मचयांदि चार आश्रम हैं, वे तथा ब्रह 
आदि समस्त देवगण विद्याद प्रतिष्ठित हैं। 
विद्या कामधेनु है और विद्या उत्तम नेत्र है। 
गान्धर्व आदि उपवेदोंका दान करनेसे मनुष्य 
गन्धरवोँके साथ प्रमुदित होता है, वेदाङ्गोकि दानसे 
स्वर्गलोकको प्राप्त करता है और धर्मशास्त्रके 
दातसे धर्मके सांनिध्यको प्राप्त होकर दाता 
प्रमुदित होता है। सिद्धान्तोकि दानसे मनुष्य 
निस्संदेह मोक्ष प्राप्त करता है। पुस्तक-प्रदानसे 
विद्यादानके फलकी प्राति होती है। इसलिये 
शास्त्रों और पुराणोंका दान करनेवाला सब 
कुछ प्रास कर लेता है। जो शिष्योंको शिक्षादान 


र जाति ददुस आमामा ओोजदिकत्‌। विमद भवेग द्यकमदियला) (२९९५) 


२ शिवालवे 


सर्य भवने ह सरथदानट स सक्‌ पुं वाचवेतु य:॥ (२११।५७) 


«अध्याय २१२० 


v३ 


_ कक सब्र 9 क कस कक कक कक 5 कक कक कक कक कक कक क कक कक कक कक >कक कक 


करता है, वह पुण्डरीकयागका फल पराल करता 
है॥५६--६२॥ 

जीविका-दानके तो फलका अन्त हो नहीं है। 
जो अपने पितरेक अक्षय लोकोंको प्रापि कराना 
चाहें, उन्हें इस लोकके सर्वश्रेष्ठ एवं अपनेको 
प्रिय लगनेवाले समस्त पदा्थोका पितरोंके उद्देस्से 
दान करना चाहिये। जो विष्णु, शिव, ब्रह्म देवौ 
और गणेश आदि देवताओको पूजा करके पूजा- 
दरव्यका ब्राह्मणको दान करता है, वह सब कुछ 
पह करता है। देवमन्दिर एवं देवप्रतिमाका 
निर्माण करनेवाला समस्त अभिलघित बस्तुओंको 
प्राप्त करता है। मन्दिरं स और प्रक्षालन 
केवला पुरुष पापरहित हो जाता है। देवप्रतिमाके 
सम्मुख विविध मण्डलॉका निर्माण करलेबाला 
मण्डलाधिपति होता है। देवताको गन्ध, पुष्प, 
भूप, दीप, नैवे, प्रदक्षिणा, घण्टा, ध्वजा, 
चंदोवा और वस्त्र आदि समर्पित करनेसे एवं 


उनके दर्शन और उनके सम्मुख गाने-बजानेसे 
मनुष्य भोग और मोक्ष --दोनोंको प्राप्त करता है। 
भगवान्को कस्तूरी, सिंहलदेशीय चन्दन, अगु, 
कपूर तथा मुस्त आदि सुगन्यि-द्रव्य और 
'विजवगुएणुल समर्पित करे और संक्रान्ति आदिके 
दिन एक प्रस्थ घृतसे खान कराके मनुष्य सब 
कुछ प्राप्त कर लेता है। 'खान' सौ पलका और 
पच्चीस पलका ' अध्यङ्घ' मानना चाहिये। माजन 
हजार पलका कहा गया है। भगवानूको जलल्लान 
करानेसे दस अपराध, दुग्धख्ान करानेसे सौ 
अपराध, दुग्ध एवं दधि दोनोंसे खान करानेसे 
सह अपराध और पृतस्रान करानेसे दस 
हजार अपराध विनष्ट हो जाते हैं। देवताके 
उद्देशयसे दास-दासी, अलंकार, गौ, भूमि, हाथी- 
घोडे और सौभाग्य-द्वव्य देकर मनुष्य धन और 
दीर्घायुसे युक्त होकर स्वर्गलोकको प्राप्त होता 
है॥६३-७र॥ 


का रकार आहि आए्पेक महापुराणमों “का करके सोती महिमाका यि" नामक 
डो स स्यारहका अध्याव प हुआ#२११# 


हु 
दो सौ बारहवाँ अध्याय 
विविध काम्य-दान एवं मेरुदानोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ! अब मैं आपके 
सम्मुख काम्य-दानोंका वर्णन करता हुँ, जो 
समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। प्रत्येक 
मासमे प्रतिदिन पूजन करते हुए एक दिन 
विशेषरूपसे पूजन किया जाता है। इसे 'काम्य- 
पूजन' कहते हैं। वर्षक समाल होनेपर गुरुपूजन 
एवं महापूजनके साथ व्रतका विसर्जन किया जाता 
है॥ १६॥ 

जो मार्गशीर्षमासमें शिवका पूजन करके पिट 
(आटा) निर्मित अश्च एवं कमलका दान करता 
है, वह चिरकालतक सूर्यलोकमे निवास करता 
है। पौषमासमें पिष्टय हाथीका दान देकर 


मनुष्य अपनी इक्षीस पौढ्योका उद्धार कर देता 
है। माषमें पिष्टमय अश्चयुक्त रथका दान देनेवाला 
रकमे नहीं जाता। फाल्युनमें पिष्टनिसित बैलका 
दान देकर मनुष्य स्वर्गको प्राप्त होता है तथा दूसरे 
जन्मे राज्य प्राप्त करता है। चैत्रमासमें दास- 
दासियोंसे युक्त एवं ईख (गुड़)-से भरा हुआ घर 
देकर मनुष्य चिरकालतक स्वर्गलोकमें निवास 
करता है और उसके बाद राजा होता है। बैशाखमें 
'ससधान्यका दान देकर मनुष्य शिवके सायुज्यको 
परास कर लेता है। ज्येष्ठ तथा आषाढमें अन्रकी 
बलि देनेवाला शिवस्वरूप हो जाता है। श्रावणमें 
जुष्परथका दान देकर मनुष्य स्वर्गके सुखोंका 


+ अभनषुशण» 


उपभोग करनेके पश्चात्‌ दूसरे जन्मे राज्यलाभ 
करता है और दो सौ फलोंका दान देनेवाला 
अपने सम्पूर्ण कुलका उद्धार करके राजपदको 
प्राप्त होता है। भाद्रपदर्मे भूपदान करनेवाला 
स्वर्गको प्राप्त होकर दूसरे जन्मे राज्यका 
उपभोग करता है। आश्चिनमें दुग्ध और घृतसे 
परिपूर्ण पात्रका दान स्वर्गकी परासि करनेवाला है। 
कार्तिकर्में गुड़, शक्षः और घृतका दान देकर 
मनुष्य स्वर्गलोकमें निवास करता है और दूसरे 
जन्ममें राजा होता है॥२-८६॥ 

अब मैं बारह प्रकारके मेरुदानोंके विषयमे 
कहग, जो भोग और मोक्षकी प्राति करनेवाले 
हैं। कार्तिककी पूर्णिमाको मस्त करके व्राहाणको 
'रलमेरु'का दान काना चाहिये। अब क्रमशः 
सब मेरुओका प्रमाण सुनिये। हर, माणिक्य, 
जीलमणि, वैदूर्यमणि, स्फटिकमणि, पुखराज, 
मरकतमणि और मोती -इतका एक प्रस्थका मेर 
उत्तम माना गया है। इससे आधे परिमाणका मेर 
मध्यम और मध्यमसे आधा निकृष्ट होता है। 
रलमेरका दान करनेवाला धनकी कंजूसीका 
परित्याग कर दे। द्वादशदल कमलका निर्माण 
करके उसकी कर्णिकापर मेरुको स्थापना करे। 
इसके ब्रह्मा, विष्णु और शिव देवता हैं। मेस्से 
पूर्व दशाम तीन दल हैं, उनमें क्रमशः माल्यवन्‌, 
भद्राक्च तथा ऋक्ष पर्वतोंका पूजन करे। मेरुसे 
दक्षिणवाले दलॉमें निषध, हेमकूट और हिमवान्‌की 
पूजा करे। मेरुसे उत्तरवाले तीन दलॉमें क्रमशः 
नील, श्वेत और शृङ्गीका पूजन करे तथा पश्चिमवाले 
दलोंमें गन्धमादन, वैकङ्क एवं केतुमालको पूजा 
करे। इस प्रकार बारह पर्वतोंसे युक्त मेर पर्वतका 
पूजन करना चाहिये॥९--१४६॥ 

'उपवासपूर्वक रहकर स्नानके पश्चात्‌ भगवान्‌ 
विष्णु अथवा शिवका पूजन करे। भगवानूके 
सम्मुख मेरुका पूजन करके मन्त्ोच्चारणपूर्वक 


उसका ब्राहाणको दान कर दे॥१५४॥ 

दानका संकल्प करते समय देश-कालके 
उच्चारणके पश्चात्‌ कहे--'मैं इस द्रव्यनिर्मित 
उत्तम मेर पर्वतका, जिसके देवता भगवान्‌ विष्णु 
हैं, अमुक गोत्रवाले ब्राह्मणको दान करता हूँ। इस 
दानसे मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो जाय और मुझे 
उत्तम भोग एवं मोक्षकी प्राप्ति हो'॥ १६६॥ 

इस प्रकार दान करनेवाला मनुष्य अपने 
समस्त कुलका उद्धार करके देवताओद्वारा सम्मानित 
हो विमानपर बैठकर इन्द्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक 
तथा श्रोवैकुष्ठधाममें क्रीडा करता है। संक्रान्ति 
आदि अन्य पुण्यकालॉमें मेहका दान करना- 
कराना चाहिये॥ १७-१८॥ 

एक सहस्र पल सुवर्णके द्वारा महामेरुका 
निर्माण करावे। वह तीन शिखरोंसे युक्त होना 
चाहिये और उन शिखरॉपर ब्रह्मा, विष्णु और 
'शिवकी स्थापना करनी चाहिये। मरके साथवाला 
प्रत्येक पर्वत सौ-सौ पल सुवर्णका बनवाये। 
मेहको लेकर उसके सहवर्ती पर्वत तेरह माने गये 
है। उत्तरायण अथवा दक्षिणायनकी संक्रान्तिमें या 
सूर्य-चल्रके ग्रहणकालमें विष्णुकी प्रतिमाके सम्मुख 
“स्वर्णमेर'को स्थापना करे। तदनन्तर श्रीहरि 
और स्वर्णमेरुकी पूजा कर उसे ब्राह्मणको समर्पित 
'करे। ऐसा केसे मनुष्य चिरकालतक विष्णुलोकरमों 
निवास कराता है। जो बारह पर्वतोसि युक्त 'रजतमेह' का 
संकल्पपूवंक दान करता है, वह उतने बर्षोतक 
राज्यका उपभोग करता है, जितने कि इस 
पृष्वीपर परमाणु हैं। इसके सिवा वह पूर्वो 
फलको भी प्राप्त कर लेता है। ' भूमिमेरु'का दान 
विष्णु एवं णको पूजा करके करना चाहिये। 
एक नगर, जनपद अथवा ग्रामके आठवें अंशसे 
* भूमिमेर ' की कल्पना करके अवशिष्ट अंशसे शेष 
बारह अंशॉको कल्पना करनी चाहिये । भूमिमेरुके 
दानका भी फल पूर्ववत्‌ होता है॥ १९--२३३॥ 


७ अध्याय २१३० 


५ 


(ममम बड्ड 


बारह पर्वतोंसे युक्त मेरुका हाथियोंदवारा निर्माण 
करके तीन पुरुषोंसहित उस “हस्तिमेर'का दान 
करे। मह दान देकर मनुष्य अक्षय फलका भागी 
होता है॥ २४६॥ 

पंद्रह अश्वोंका ' अश्वमेरु' होता है। इसके साथ 
रह पर्वतोंके स्थान बारह घोड़े होने चाहिये। 
विष्णु आदि देवताओंके पूजनपूर्वक अध्मेरुका 
दान करनेवाला इस जन्मे विविध भोगोंका 
उपभोग करके दूसरे जन्ममें राजा होता है। 
“गौमेरु'का भी अश्वमेरुकी संख्याके परिमाण एवं 
'विधिसे दान करना चाहिये। एक भार रेशमी 
अस्त्रोंका 'वस्त्रमेरु' होता है। उसे मध्यमें रखकर 
अन्य बारह पर्वतोके स्थानपर बारह वस्त्र रखे। 
इसका दान करके मनुष्य अक्षय फलकी प्राति 
करता है। पाँच हजार पल घृतका ' आज्य-पर्वत' 
माना गया है। इसका सहवर्ती प्रत्येक पर्वत पाँच 
सौ पल घृतका होना चाहिये। इस आज्य-पर्वतपर 
श्रीहरिका यजन करे। फिर श्रीविष्णुके सम्मुख 
इसे ब्राह्मणकों दानकर मनुष्य इस लोकमें 
सर्वस्व पाकर श्रीहरिके परमधामको प्राप्त होता 
है। उसी प्रकार ' खण्ड (खाँड) मेरु'का निर्माण 
एवं दान करके मनुष्य पूर्वोक्त फलकी प्रालि कर 
लेता है॥ २५--२९॥ 

पाँच खारी धान्यका 'धान्यमेर' होता है। 


इसके साथ अन्य बारह पर्वत एक-एक खारी 
धान्यके बनाने चाहिये। उन सबके तीन-तीन 
स्वर्णमय शिखर होने चाहिये। सबपर ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश--तौनोंका पूजन करना चाहिये। 
विष्णुका विशेषरूपसे पूजन करना चाहिये। 
इससे अक्षय फलको प्रापि होती है॥ ३० ६॥ 
इसी प्रमाणके अनुसार 'तिलमेरु'का निर्माण 
करके दशांशके प्रमाणसे अन्य पर्वतका निर्माण 
करे। उसके एवं अन्य पर्वतोकि भी पूर्वो 
प्रकारसे शिखर बनाने चाहिये। इस तिलमेरुका 
दान करके मनुष्य बन्धु-बान्धवोँके साथ 
विष्णुलोकको प्राप्त होता है॥३१-३२॥ 
(तिलमेरुका दान करते समय निम्नलिखित 
नरक पढ़े--) ““विष्णुस्वरूप तिलमेरुको नमस्कार 
है। ब्रह्म, विष्णु और महेश जिसके शिखर हैं, जो 
पृष्वीकी नाभिपर स्थित है, जो सहत बारहों 


पर्वतॉका प्रभु, समस्त पापोंका अपहरण करनेवाला, 
शान्तिमय, विष्णुभक्त है, उस तिलमेरुको नमस्कार 
है। वह मेरी सर्वथा रक्षा करे। मैं निष्पाप होकर 
पिकरोंकि साथ श्रीविष्णुको प्रात होता हुँ। “ॐ 
जमः" तुम विष्णुस्वरूप हो, विष्णुके सम्मुख मैं 


विष्णुस्वरूप दाता विष्णुस्वरूप ब्राह्मणका भक्तिपूर्वक 
भोग एवं मोक्षकी प्रातिके हेतु तुम्हारा दान करता 


हूँ"॥३३-३५४ 


इस रकार आदि आग्नेक महपुराणे 'ेल्टानका वर्षन" नामक 


डो सौ बरहा अध्याय पूण 


इुआ# २१२५ 


em 
दो सौ तेरहवाँ अध्याय 
पृथ्वीदान तथा गोदानकी महिमा 


अग्निदेव कहते हैं- वसिष्ट! अब मैं 
“पृथ्वीदान'के विषयमें कहता हूँ। “पृथ्वी' तीन 
पकाएको मानी गयो है। सौ करोड़ योजन 
विस्तारवाली स्पती समुददोसहित जम्ब्ोपप्यनत 
पृथ्वी उत्तम मानी गयी है। उत्तम पृथ्वोकी पाँच 


आर सुवर्णसे रचना करे। उसके आधेमे 
कूर्म एवं कमल बनवाये। यह “उत्तम पृथ्वी” 
बतलायी गयी है। इसके आधेयें “मध्यम पृथ्वी' 
मानी जाती है। इसके तीसरे भागमें निर्मित पृथ्वी 
*कनिष्ट' मानी गयी है। इसके साथ पृथ्वीके 


vo 


= अख्लिपुराण- 


तसरे भागमें कूर्म और कमलका निर्माण करना 
चाहिये॥ १--३३६॥ 

एक हजार पल सुवर्णसे मूल, दण्ड, पत्ते 
फल, पुष्प और पाँच सकन्धे युक्त कल्पवृक्षकी 
कल्पना करे। विद्वान्‌ ब्राह्मण यजमानके द्वारा 
संकल्प करके पाँच ब्राह्मणॉंकों इसका दान 
'करावे। इसका दान कसेवाल ब्रह्मलोकमें पितृणणकि | 
साथ चिरकालतक आनन्दका उपभोग करता है। 
पाँच सौ पल सुवर्णसे कामधेनुका निर्माण करके 
विष्णुके सम्मुख दान करे। ब्रह्म, विष्णु एवं शिव 
आदि समस्त देवता गौमें प्रतिष्ठित हैं। धेनुदान 
'करनेसे अपने-आप समस्त दान हो जाते हैं। यह 


सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओको सिद्ध करनेवाला एवं 
व्रहालोककी पराति करनेवाला है। श्रीविष्णुके 
सम्मुख कपिला गौका दान करनेवाला अपने 
सम्पूर्ण कुलका उद्धार कर देता है। कन्याको 
अलंकृत करके दान करनेसे अश्षमेध-यज्ञके 
फलको प्रालि होती है। जिसमें सभी प्रकारे 
सस्य (अनाजेकि पौधे) उपज सकें, ऐसी भूमिका 
दान देकर मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। 
ग्राम, नगर अथवा खेटक (छोटे गाँव)-का दान 
देनेवाला सुखो होता है। कार्तिककी पूर्णिमा 
आदियें वृषोत्सर्ग करनेवाला अपने कुलका उद्धार 
कर देता है॥४-₹१०॥ 


इस प्रकार आदि आणोष महापुराणं थ्या वर्ण" तमक 
दो सा तेरहकाँ अध्याय पूण हुआ# २१२० 


दो सौ चौदहवाँ 


दहा 3 अध्याय 


नाड़ीचक्रका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं- वसिष्ठ! अब मैं 
जाड़ीचक्रके विषयमें कहता हुँ, जिसके जाननेसे 
अ्रीहरिका ज्ञान हो जाता है। नाभिके अधोभागे 
कन्द (मूलाधार) है, उससे अड्कुरोंको भौँति 
जाड़ियाँ निकली हुई हैं। नाभिके मध्यमें बहल 
हजार नाड्या स्थित हैं। इन नाड़ियोंने शरीरको 
ऊपर-जीचे, दायें-बायें सब ओरसे व्यात कर 
रखा है और ये चक्राकार होकर स्थित हैं। इनमें 
प्रधान दस नियौ हैं-इड़ा, पिङ्गला, सुपण, 
गान्धरी, हस्तिनि, पृथा, यशा, अलम्बुषा, कुहू 
और दसवीं शङ्किनी। ये दस प्राणोंका वहन 
केवाली प्रमुख नाड़ियाँ बतलायो गयीं। प्राण, 
अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, 
देवद्स और धनंजय-ये दस “प्राणवायु' हैं। 
इमे प्रथम वायु प्राण दसॉका स्वामी है। यह 
प्राण-रिक्तताकी पूर्ति प्रति प्राणोको प्ाणयन 


(रण) करता है और सम्पूर्ण प्राणियोके हृदयदेशे 
'स्थित रहकर अपान-वायुद्रार मल-मूत्रादिके त्यागसे 
होनेवाली रिक्तताको नित्य पूर्ण करता है। जीवमें 
आश्रित यह प्राण श्वासोच्छास और कास आदिद्वारा 
प्रयाण (गमनागमन) करता है, इसलिये इसे 
"प्रण" कहा गया है। अपानवायु मनुष्योके आहारको 
जीचेकी ओर ले जाता है और मूत्र एवं शुक्र 
आदिका भी नीचेकी ओर वहन करता है, इस 
अपानयनके कारण इसे 'अपान' कहा जाता है। 
'समानवायु मनुष्ये खाये-पीये और सूपे हुए 
पदाथोंको एवं रक्त, पित्त, कफ तथा बातको सारे 
अङ्गे समानभावसे ले जाता है, इस कारण उसे 
*समान' कहा गया है। उदान नामक वायु मुख 
और अधरोंको स्पन्दित करता है, नेत्रॉकी 
अरुणिमाको बढ़ाता है और मर्मस्थानोंको उण 
करता है, इसोलिये उसका नाम 'उदान' है। 


+अध्याव २१४० 


“व्यान' अङ्गोंको पीड़ित करता है। यही व्याधिको 
कुपित करता है और कण्ठको अवरुद्ध कर देता 
है। व्यापनशील होनेसे इसे 'व्यान' कहा गया है। 
“नागवायु' उद्गार (डकार-वमन आदि)-में और 
"कूर्मवायु' नयनोके उन्मीलन (खोलने) म प्रवृत्त 
होता है। 'कृकर' भक्षणमें और 'देवदत' वायु 
जँभाईमें अधिष्ठित है। ' धनंजय पवनका स्थान 
घोष है। यह मृत शरीरका भी परित्याग नहीं 
'करता। इन दसोंद्ारा जीव प्रयाण करता है, 
इसलिये प्राणभेदसे नाडीचक्रके भौ दस भेद 
हैं॥ १-१४॥ 

संक्रान्ति, विषुव, दिन, रात, आयन, अधिमास, 
ऋण, ऊनरात्र एवं धन-ये 'गतिसे होनेवाली 
दस दशाएँ शरौरमें भी होती हैं। इस शरीरें 
हिका (हिचकी) ऊनरात्र, विजृम्भिका (जँभाई) 
(अधिमास, कास (खाँसी) ऋण और निः श्ास 
*धन' कहा जाता है । शरौरगत बामनाड़ी 'उत्तरायण' 
और दक्षिणनाड़ी 'दक्षिणायन' है। दोनोंके मध्यमें 
जासिकाके दोनों छिद्रोंसे निर्गत होनेवाली श्वासवायु 
"विषुव" कहलाती है। इस विषुववायुका ही अपने 
स्थानसे चलकर दूसरे स्थानसे युक्त होना 'संक्रान्ति' 
है। द्विजब्रेष्ठ वसिष्ठ! शरीरके मध्यभागे सुषुम्णा" 
स्थित है, वामभागमें “इड़ा' और दक्षिणभागमें 
“पिङ्गला” है। कर्ष्वगतिवाला प्राण 'दिन' माना 
गया है और अधोगामी अपानको "रात्रि" कहा 
गया है। एक प्राणवायु ही दस वायुके रूपें 
विभाजित है। देहके भीतर जो प्राणवायुका 
आयाम (बढ़ना) है, उसे “चन्द्ग्रहण' कहते हैं। 
बही जब देहसे कपरतक बढ़ जाता है, तब उसे 
'सूर्यग्रहण' मानते हैं ॥ १५--२०॥ 

साधक अपने उदरमें जितनी वायु भरी जा 
सके, भर ले। यह देहको पूर्ण करनेवाला, “पूरक” 
प्रणायाम है। श्वास निकलनेके सभी द्वारोंको 
रोककर, श्वासोच्छासको क्रियासे शून्य हो परिपूर्ण 


कुम्भको भाँति स्थित हो जाय-इसे 'कुम्भक' 
प्राणावाम कहा जाता है। तदनन्तर मने 
साधक ऊपरकी ओर एक हो नासारनध्रसे वायुको 
निकाले। इस प्रकार उच्छासयोगसे युक्त हो 
वायुका ऊपरकौ ओर विरेचन (निःसारण) करे 
(यह 'रेचक' प्राणायाम है) । यह श्रासोच्छासकी 
क्रियाद्वारा अपने शरीरमें विराजमान शिवस्वरूप 
ब्रह्मका ही (सोऽहं ' हंसः 'के रूपमे) उच्चारण 
होता है, अतः तत्ववेत्ताओंके मतमें वही 'जप' 
कहा गया है। इस प्रकार एक तत्ववेत्ता योगीन्र 
श्वास-प्रश्वासद्वारा दिन-रातमें इक्कीस हजार छ; 
सौकी संख्यामें मनत्र-जप करता है। यह ब्रहम, 
विष्णु और महेश्वरसे सम्बन्ध रखनेवाली 'अजपा' 
जामक गायत्री है। जो इस अजपाका जप करता 
है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चन्द्रमा, अग्नि तथा 
सर्वसे युक्त मूलाधार-निवासिनी आद्या कुण्डलिनी- 

अंकुरके आकारमें स्थित है। 
सात्विक पुरुषे उतम वह योगी सृष्टिक्रमका 
अवलम्बन करके सृष्टिन्यास करे तथा ब्रहम 
(शिवस कुण्डलिनीके मुखभागमे झरते हुए अमृतका 
चिन्तन करे। शिवके दो रूप हैं-सकल और 
निष्कल। सगुण साकार देहमें विराजित शिवको 
“सकल' जानना चाहिये और जो देहसे रहित हैं, 
वे “निष्कल' कहे गये हैं। वे 'हंस-हंस'का जप 
करते हैं। “हंस” नाम है--'सदाशिव'का। जैसे 
विलॉमें तेल और पुष्पोंमें गन्धकौ स्थिति है, उसी 
प्रकार अन्तर्यामी पुरुष (जीवात्मा)-में बाहर और 
भोतर भी सदाशिवका निवास है। ब्रह्माका स्थान 
इदयमे है, भगवान्‌ विष्णु कण्ठमें अधि हैं, 
तालुके मध्यभागमें रुद्र, ललाटमे महेश्वर और 
प्ाणोके अग्रभागमें सदाशिवका स्थान है। उनके 
अन्तमं परात्पर ब्रह्म विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु, 
ख, महेश्वर और सदाशिव -इन पाँच रूपों 'सकल' 
(साकार या सगुण) परमात्माका वर्णन किया गया 


है। इसके विपरीत परमात्मा, जो रुन निरकारलूप | 
है, उसे “निष्कल' कहा गया है॥ २१-३२४ 
जो योगी अनाहत नाको प्रासादतक उठाकर 
अनवरत जप करता है, वह छः महोतोमें हौ 
सिद्धि प्रात कर लेता है, इसमें संशय नहीँ है। 
गमनागमनके ज्ञानसे समस्त पापोंका क्षय होता है 
और योगी अणिमा आदि सिद्धियो, गुणों और 
ऐश्वकों छः महीनोमेँ हो परात कर लेता है। 
मैने स्थूल, सूम और परके भेदे तन प्रकारके 
प्रसादका वर्णन किया है। प्रसादको हस्व, दौर्ष 
और प्लुत-इन तीन रूपोमे लक्षित करे। ' हस्व' 
पापको दगध कर देता है, 'दीर्ध' मोक्षप्रद होता 
है और 'प्लुत' आप्यायन (तृतिप्रदान) करम 
समर्थ है। यह मस्तकपर बिन्दु (अनुस्वार)-से 
विभूषित होता है। इस्व-प्रासाद-मन्त्रके आदि 
और अन्तम 'फद्‌' लगाकर जप किया जाय तो 


यह मारण कर्ममें हितकारक होता है। यदि उसके 
आदि-अन्तमें नमः” पद जोड़कर जपा जाय तो 
चह आकर्षण-साधक बताया गया है। महादेवजीके 
दक्षिणामूर्तिरूप-सम्बन्धी मनत्रका खड़े होकर यदि 
पाँच लाख जप किया जाय तथा जपके अन्तमं 
घीका दस हजार होम कर दिया जाय तो वह 
मन्त्र आप्यायित (सिद्ध) हो जाता है। फिर उससे 
'वशोकरण, उच्चाटन आदि कार्य कर सकते 
है॥३३-३८६॥ 

जो ऊपर शून्य, नीचे शून्य और मध्यमें भी शून्य 
है, उस निय निरामय मन्त्रको जो जानता है, यह 
दविज निश्चय हौ मुक्त हो जाता है। पाँच मन्त्रके 
मेलसे महाकलेवरधारी अड्तीस कलाओंसे युक्त 
पामन जो नहीं जानता है, वह आचार्य नहँ 
कहलाता है। जो ऑकार, गायत्री तथा रादि 
सन्को जानता है, वही गुरु है॥ ३९--४१॥ 


इस प्रकार आदि आष महापे 'ताड़ोकक्रकपन नामक 
डो सा चाँदहकाँ अध्याय पूरा हुआ २१०४ 


mt 
दो सौ पंद्रहवाँ अध्याय 
संघ्या-विधि 


अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ! जो पुरुष 
>कारको जानता है, वह योगी और विष्णुस्वरूप 
है। इसलिये सम्पूर्ण नरोके सारस्वरूप और सब 
कुछ देनेवाले ३५कारका अभ्यास करना चाहिये। 
समस्त मन्त्रोंके प्रयोगमें ३४कारका सर्वप्रथम 
स्मरण किया जाता है। जो कर्म उससे युक है, 
बही पूर्ण है। उससे विहीन कर्म पूर्ण नहीं है। 
आदिमं अकारे सुत (भू: भुवः स्वः" ये) 
तीन शाश्वत महाव्याहतियों एवं (तत्सव, 
भर्गो देवस्य धीमहि, थियो यो नः प्रचोदयात्‌' 
इस ) तीन पदोंसे युक्त गायत्रीको ब्रह्मका (वेद 
अथवा ब्रह्माका) मुख जानना चाहिये । जो मनुष्य 


नित्य तीन वर्षोतक आलस्यरहित होकर गायत्रीका 
जप करता है, वह वायुभूत और आकाशस्वरूप 
होकर प्रको प्राप्त होता है। एकाक्षर शकार 
ही परत्रहा है और प्राणायाम ही परम तप है। 
गायत्रौ-मन््रसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मौन रहनेसे 
सत्यभाषण करना ही श्रेष्ठ है'॥ १-५॥ 
गाय्रीकी सात आवि पापका हरण करनेबाली 
है, दस आवृत्तियोसे वह जपकर्ताको स्वर्गको 
पराति कराती है और बोस आवृत्ति करेपर तो 
स्वयं सावित्री देवी जप करनेवालेको ईश्वललोकमें 
ले जातो है। साधक गायत्रीका एक सौ आठ 
बार जप करके संसार-सागरसे तर जाता है। 


पदा सं जहा णायन पर हरु सिलत र ऋ कच्‌ खच विकषि्छ॥(२१५।५) 


+ अ्छय २१५० 


(०९ 


रुद-मनत्रोके जप तथा कृष्पाण्ड-मन्त्रेकि जपसे 
गायत्री-मन्त्रका जप श्रेष्ठ है। गायत्रीसे श्रेष्ठ कोई भौ 
जप करनेयोग्य मन्त्र नहीं है तथा व्याइति-होमके | 
समान कोई होम नहीं है। गायत्रे एक चरण, 
आधा चरण, सम्पूर्ण ऋचा अथवा आधी ऋचाका 
भी जप कलेमात्रसे गायत्री देवी साथकको ब्रह्य, 
सुरापान, सुवर्णको चोरी एवं गुरुपलो-गमन 
आदि महापातकॉंसे मुक्त कर देती है॥६-९॥ 

कोई भी पाप करनेपर उसके प्रायक्षितस्वरूप 
'तिलॉका हवन और गायत्रीका जप बताया गया 
है। उपवासपूर्वक एक सहस गायत्री मनका जप 
करनेवाला अपने पापॉको नष्ट कर देता है। गो- 
वध, पितृवध, मातृवध, ब्रह्मत्या अथवा 
गुरुपत्रीगमन करनेवाला, ब्राह्मणको जौविकाका 
अपहरण करलेवाला, सुवर्णकी चोरी करनेवाला 
और सुरापान करनेवाला महापातकी भी गायत्रोका 
एक लाख जप करनेसे शुद्ध हो जाता है। अथवा 
सनान करके जलके भीतर गायत्रीका सौ बार जप 
करे। तदनन्तर गायत्रीसे अभिमन्त्रित जलके सौ 
(आचमन करे। इससे भी मनुष्य पापरहित हो 
जाता है। गायत्रीका सौ बार जप करनेपर वह 
समस्त पापोंका उपशमन करनेवाली मानी गयौ है 
और एक सहस्र जप करनेपर उपपातकॉका भी 
जनाश करती है। एक करोड़ जप करनेपर गायत्री 
देबी अभीष्ट फल प्रदान करती है। जपकर्ता 
देवत्व और देवराजत्वको भो प्रा्त कर लेता 
हे॥१०--१३३॥ 

आदियें अभ्कार, तदनन्तर 'भूर्भुव: स्वः? का 
उच्चारण करना चाहिये। उसके बाद गायत्री- 
म्रा एवं आने पुनः अंभ्कारका प्रयोग करना 
चाहिये। जपम मन्त्रका यही स्वरूप बताया गया 


है। । गायत्रो-मन्त्रके विश्वामित्र ऋषि, गायत्री छन्द 
और सविता देवता हैं। उपनयन, जप एवं होममें 
इनका विनियोग करना चाहिये' । गायत्री-मनतरके 
चौबीस अक्षरोके अधिष्ठात्देवता क्रमश: ये हैं- 
अनि, वायु, रवि, विद्युत्‌, यम, जलपति, गुरु, 
पर्जन्य, इन्द्र, गन्धर्व, पषा, मित्र, वरुण, तटा, 
वसुगण, मरुद्गण, चन्द्रमा, अङ्गिर, विश्वदेव, 
अश्विनोकुमार, प्रजापतिसहित समस्त देवगण, र्र, 
जहा और विष्णु। गायत्री-जपके समय उपर्युक्त 
देवताओंका उच्चारण किया जाय तो वे जपकतकि 
पापोंका विनाश करते हैं॥ १४-१८३ ॥ 
गायपत्री-मनत्रके एक-एक अक्षरका अपने 
निम्नलिखित अङ्गोमि क्रमशः न्यास करे। पैरोंके 
दोनों अङ्ग, गुल्फद्वय, नलक (दोनों पिण्डलियाँ), 
घुटने, दोनों जे, उपस्थ, वृषण, कटिभाग, 
जाभि, उदर, स्तनमण्डल, हदय, ग्रीवा, मुख 
(अधरोष्ठ), तालु, नासिका, नेर, भूय, 
ललाट, पूर्व आनन (उतरोष्ठ), दक्षिण पाध, 
उत्तर पा, सिर और सम्पूर्ण मुखमण्डल। गायत्रीके 
चौबीस अक्षरोके वर्ण क्रमशः इस प्रकार हैं- 
पोत, स्याम, कपिल, मस्‍कतमणिसदृश, अभितल्य, 
स्क्मसद्श,' विद्युदाभ, भू, कृष्ण, रक्त, गौर, 
इन्द्रनीलमणिसद्श, स्फटिकमणितुल्य, स्वर्णिम, 
पाण्डु, पुखराजतुल्य, अखिलधुति, हेपाभधूप, 
रुकनील, रककृष्ण, सुवर्णाभ, शुक्ल, कृष्ण और 
पलाशवर्ण। गायत्री ध्यान करनेपर पापोंका अपहरण 
करतो और हवन कलेपर सम्पूर्ण अभीष्ट 
'कामनाओंको प्रदान करती है। गायत्री-मन्त्रसे 
ततिलोँका होम सम्पूर्ण पापोंका विनाश करनेवाला 
है। शान्तिकी इच्छा रखनेवाला जौका और दीर्घायु 
चाहनेवाला भृतका हवन करे। कर्मकी सिद्धिके 


है: अनल पु पूरक सवसय उ 


ग प्लवके जे दैव मुदकहान्‌। (२१५। १४-९) 
सके अनुसार जपवीय मका पाठ याँ होगा-- भू स्वः ससु भत देव भम । थियो यो नः प्रोत्‌ ॐ 
३ गायत्या विधाय पिछ: सक यमजे होने ख विनिदोग:। 


लिये सरसोंका, ब्रहातेजकी प्राहिके लिये दुग्धका, 
पुत्रकी कामना करनेवाला दधिका और अधिक 
धान्य चाहनेवाला अगहनीके चावलका हवन 
करे। ग्रहपीड़ाकी शान्तिके लिये खैर वृक्षको 
समिधाओंका, धनको कामना करनेवाला 
बिल्वपत्रोंका, लक्ष्मी चाहनेवाला कमल- 
पुष्पोंका, आरोग्यका इच्छुक और महान्‌ उत्पातसे 
आतङ्कित मनुष्य दूर्वाका, सौभाग्याभिलाषी 
गुशुलका और विद्याकामी खीरका हवन करे। 
दस हजार आहुतियोंसे उपर्युक्त कामनाओंकी 
सिद्धि होती है और एक लाख आहुतियोंसे 
साधक मनो5भिलषित वस्तुको प्राप्त करता है। 
'एक करोड़ आहतियोंसे होता ग्रहत्याके महापातकसे 
मुक्त हो अपने कुलका उद्धार करके श्रीहरिस्वरूप 
हो जाता है। ग्रह-यज्ञ-प्रधान होम हो, 
अर्थात्‌ प्रहांकी शान्तिके लिये हवन किया जा 
रहा हो तो उसमें भी गायत्री-मन्त्रसे दस हजार 
आहुतियाँ देनेपर अभीष्ट फलको सिद्धि होती 
है॥१९-३०॥ 
संध्या-विधि 

गायतरीका आवाहन करके 3कारका उच्चारण 
करना चाहिये। गायत्री मन्त्रसहित अकारका 
उच्चारण करके शिखा बाँधे। फिर आचमन करके 
हदय, नाभि और दोनों कंधोंका स्पर्श करे। 
प्रणवके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द, अग्नि अथवा 
परमात्मा देवता है। इसका सम्पूर्ण कर्मोके आरम्भमें 
प्रयोग होता है'। निम्नलिखित मनसे गायत्री 
देवीका ध्यान करे- 

शुक्ला चानितिमुखी दिव्या कात्यायनसोत्जा । 

जैलोवयवरणा दिव्या पृथिव्याधाससंयुता॥ 

अक्षसूत्रधशा देवी पद्मासनगता शुभा॥ 


तदनन्तर निम्नाङ्कित मनते गायत्री देवीका 
आवाहन करे 

“ॐ तेजोऽसि महोऽसि बलमसि भ्राजोऽसि 
देवनां धामनामाऽसि। विश्वमसि विश्वायुः सव॑मसि 
सर्वायुः ओम्‌ अभि भूः।' 

आगच्छ वर्दे देवि जपे मे संनिधौ भव। 

ज्यत से यस्माद्‌ गायत्री त्यै तत: स्मृता॥ 

समस्त व्याइतियोंके ऋषि प्रजापति ही हं; वे 
सब--व्यष्टि और समष्टि दोनों रूपोसे परबरहास्वरूप 
एकाक्षर अकरम स्थित हैं। 

'ससव्याहतियोकि क्रमशः ये ऋषि हैं-विश्वामित्र 
जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अग्रि, वसिष्ठ तथा 
कश्यप। उनके देवता क्रमशः ये हैं-अर्नि, 
बायु, सूर्य, बृहस्पति, वरुण, इन्द्र और विश्वदेव। 
गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, बृहती, पक, त्रट्‌ 
और जगती--ये क्रमशः सात व्याहतियोंके छन्द 
हैं। इन व्याहतियोंका प्राणायाम और होममें 
विनियोग होता है'। 

ॐ आपो हि हा मयो भुवः, ॐ ता न ऊजे 
दभातन, ॐ महेरणाय चक्षसे, ॐ यो यः 
(शिवतमो रसः, ॐ तस्य भाजयतेह नः, ॐ 
उशतीरिव मातरः, ॐ तस्मा अहँ गमाम यः, ॐ 
यस्य क्षयाय: जिन्वथ, उ» आपो जनयथा च नः। 

इन तीन ऋचाओंका तथा 'ॐ हुपदादिव 
मुमुचानः स्वित्रः रातो मलादिव। पूतं 
पिदेणेवान्यमापः शुन्यन्तु यैनसः।' इस 
मन्त्र "हिरण्यवर्णाः शुचयः' इत्यादि पावमानी 
ऋचाओंका उच्चारण करके (पवित्रा अथवा 
दाहिने हाथको जलरल ) जलके आठ हीरे 
ऊपर उछाले। इससे जीवनभरके पाप नष्ट हो जाते 
हैं॥३६-४१॥ 


एय जहा उयो उरो गुलो ब. सब निः 


२, सव्यानि 


जाको शाुृपङ्ि्मरन 


देवता अरय रनर बिन: । 


+ अध्याय २१६० 


अर 


जलके भीतर "ऋतं च०'-- इस अगमर्धण- 
अन्त्रा तीन बार जप को!। 

“आणो हि द्वा' आदि तीन ऋचाओकि स्प 
ऋषि, गायत्री छन्द और जल देवता माने गये हैं। 
ब्रहमस्नानके लिये मार्जनमें इसका विनियोग 
किया जाता है'। 

(अधमर्षण-मन्त्रका विनियोग इस प्रकार करना 
चाहिये--) इस अघमर्षण-सूकके अघमर्षण ऋषि, 
अनुष छन्द और भाववृत्त देवता हैं। पापनिःसारणके 
कर्ममे इसका प्रयोग किया जाता है'। 

"ॐ आपो ज्योती रसम ब्रहम भूभुंवः 
स्वरोम्‌।' यह गायत्री-मन््रका शिरोभाग है। इसके 
जापति ऋषि हैं। यह छन्दरहित यजुर्य है; 
क्योंकि यजु्वेदके मन्त्र किसो नियत अक्षरवाले 
छन्दमे आबद्ध नहीं हैं। शिरोमन्त्रके ब्रह्म, 


वायु और सूर्य देवता माने गये हैं*। प्राणायामसे 
खायुसे अग्नि और अम्तिसे जलकी उत्पत्ति 
होली है तथा उसी जलसे शुद्धि होती है । इसलिये 
जलका आचमन निम्नलिखित मत्से करे- 
अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिप। तपो 
दहो वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌`॥ 
उदुत्यं जातवेदसं० '-- इस मन्त्रके प्रस्कण्व 
ऋषि कहे गये हैं। इसका गायत्री छन्द और सूर्य 
देवता हैं। इसका अतिरात्र और आगि्टोम-यामें 
'विनियोग होता हे (परंतु संध्योपासनामें इसका 
सूॉपस्थान-कर्ममें विनियोग किया जाता है )। 
"चित्र देवानां० '-- इस ऋचाके कौत्स ऋषि 
कहे गये हैं। इसका छन्द ष्ट और देवता सूर्य 
जाने गये हैं। यहाँ इसका भी विनियोग सूयॉपस्थानमें 


अनि, | ही है" ॥ ४२-५०॥ 


इस प्रकार आदि आणव महापुराषण्ों 'संध्याकतिधिका कि” नामक 


डो स फा अध्याय पूण 


इा॥२१५॥ 


दो सौ सोलहवाँ 


हवाँ अध्याय 


गायत्री-मन्त्रके तात्प्यार्थका वर्णन 


अग्निदेव कहते है वसिष्ठ! इस प्रकार 
संध्याका विधान करके गायत्रीका जप और 
स्मरण करे। यह अपना गान करनेवाले साधकॉके 
शरीर और प्राणॉका त्राण करती है, इसलिये इसे 
“गायत्री” कहा गया है। सविता (सर्य) -से इसका 
प्रकाशन--प्राकटय हुआ है, इसलिये यह सावित्री 
कहलाती है। वाक्स्वरूपा होनेसे “सरस्वती” 


जामसे भी प्रसिद्ध है॥ १-२॥ 

“तत्‌' पदसे ज्योति:स्वरूप परब्र परमात्मा 
अभिहित है। "भगः" पद तेजका वाचक है; 
क्योंकि “भा' धातु दौप्त्र्धक है और उसीसे 
“भरग शब्द सिद्ध है।' भातीति भर्गः '-इस प्रकार 
इसकी व्युत्यत्ति है। अथवा 'भ्रस्ज पाके'-इस 
धातुसूतके अनुसार पाकार्थक ' भ्रस्अ' धातुसे भी 


द. ज सरदो सको गाजल ब समु अवः । सुदासे अना । अ 
उति विद्धस्य भिषलो ही सूची चाल पकमत दव पोर स्व; ॥ 


३- आपो त्रितस्य सि ऋ, फ छ 


आ देक आखय मारजने वितियोगः । 


3. अपमपजसुकल्पापमर्षण न भा देकक अरे विनियोग:। 


४. पिए: प्रमापतिेपिलिफ्दा गी ने असाच 
इस प्रकार उपलब्ध 


७ झल पठ 


3 असकरस भूतेद॒ गुहाया विधषलोमृख: स्य चकार आघो ज्योही सोऽ ॥ 
६. उपि प्रस्य ये छर; सूना देव सरयोचस्थान विनियोगट। 
(७ पित्रतय्य कौतस ऋषिरिफररफ्: सय देवा सुरवोपस्थने वितियोगः । 


उक्र 


+ अल्लिपुराण 


'भर्ग' शब्द निष्पन्न होता है; क्योंकि सूर्यदेवका 
तेज ओषधि आदिको पकाता है। 'भाजू' धातु भी 
दीफ्यर्थक होता है। 'भ्राजते इति 
न्तिके अनुसार 'भ्राज' भातु भी * भर 
बनता है। बहुलं छन्दसि'--इस वैदिक व्याकरणसूतके 
अनुसार उक्त सभी धातुओंसे आवश्यक प्रत्यय, 
आगम एवं विकारको उहा करने “भर्ग शब्द 
बन सकता है। 'वरेण्य'का अर्थ है-'सम्पूर्ण 
तेजसे श्रेष्ठ परमपदस्वरूप'। अथवा स्वर्ण एवं 
मोक्षकी कामना कसेवालोके द्वारा सदा ही 
'घरणीय होनेके कारण भी वह 'वरेण्य' कहलाता 
है; क्योंकि “वज” धातु वरणार्थक है। * धीमहि 
पदका यह अभिप्राय है कि “हम जाग्रत्‌ और 
सपुत आदि अवस्थाओँसे अतीत नित्य शुद्ध, बढ, 
एकमात्र सत्य एवं ज्योतिःस्वरूप पस परमेश्वरका 
मुक्तिके लिये ध्यान कसो हँ॥ ३-६४॥ 
जागती सृष्टि आदिके कारण भगवान विष्णु 
ही वह ज्योति हैं। कुछ लोग शिवको वह ज्योति 
मानते हैं, कुछ लोग शक्तिको मानते हैं और कोई 
सूर्यको तथा कुछ अभिहत येद अस्तिको वह 
ज्योति मानते हैं। वस्तुतः अभि आदि रूपें स्थित 
बिष्णु ही वेद-वेदाङगोमे “ब्रहा' माने गये हैं। 
इसलिये 'देवस्य सवितुः अर्थत जते उत्पादक 
अविष्णुदेवका ही वह परमपद माना गया है; क्योंकि 
चे स्वयं ज्योतिःस्वरूप भगवान्‌ श्रीहरि महत्त्व 
आदिका प्रसव (उत्पत्ति) कस हैं। वे ही पर्जन्य, 
बायु, आदित्य एवं शौत-प्रोष् आदि क्रतुओदारा 
अन्रका पोषण कसो हैं। अममे विधिपूर्वक दी हुई 
आहुति सूर्यको परास होती है और सूर्यस वषट, 
वृष्टिसे अन्न और अने प्रजाओंकी उत्पत्ति होती 
है। 'धीमहि' पद धारणार्थक 'डुधान्‌' धातुसे भी 
इस प्रकार आदि आलोय महापुराणर्ये 


सिद्ध होता है। इसलिये हम उस तेजका मनसे 
धारण-चिन्तन करते हैं-यह भी अर्थ होगा। 
(वः) परमात्मा श्रोविष्ुका वह तेज (नः) हम 
सब प्राणियोंकी (धिय:) बुद्धि-वृतयोंको (प्रचोदयात्‌) 
जेखि करे। वे ईश्वर हो कर्मफलका भोग करवले 
समस्त प्राणियोंके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणामोंसे 
युक्त समस्त कर्मा विष्णु, सूर्य और अ्निरूपसे 
स्थित हैं। यह प्राणी ईखरकी प्रेरणासे ही शुभाशुभ 
कर्मानुसार स्वर्ग अथवा नरकको प्राप्त होता है। 
श्रीहरि द्वारा महत्त्व आदि रूपसे निर्मित यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ ईश्वकका आवासस्थान है। वे सर्वसमर्थ 
हंसस्वरूप परम पुरुष स्वगाँदि लोकोंसे क्रीडा 
करते हैं, इसलिये वे “देव” कहलाते हैं। आदित्यम 
जो 'भर्ग' जामे प्रसिद्ध दिव्य तेज है, वह 
उन्होंका स्वरूप है। मोक्ष चाहनेवाले पुरुषोंको 
जन्म-मरणके कष्टसे और दैहिक, दैविक तथा 
भौतिक त्रिविध दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये 
ध्यानस्थ होकर इन परमपुरुषका सूर्यमण्डलमें 
दर्शन करना चाहिये। ये ही 'तत्त्मसि' आदि 
औपनिषद हावाको प्रतिपादित सच्चित्स्वरूप 
परब्रह्म हैं। सम्पूर्ण लोकॉका निर्माण करनेवाले 
सविता देवताका जो सबके लिये वरणीय भर्ग है, 
बह विष्णुका परमपद है और वहीं गायत्रीका 
ब्रहारूप "चतुर्थ पाद" है। 'धीमहि' पदसे यह 
अभिप्राय ग्रहण करना चाहिये कि देहादिकी 
जाग्रत्‌-अवस्थामें सामान्य जीवसे लेकर ब्रहापर्यन्त 
जै हो बहा हूँ और आदित्यमण्डलमें जो पुरुष है, 
वह भी मैं ही हूँ-मैं अनन्त सर्वत: परिपूर्ण ओम्‌ 
(सच्चिदानन्द) हैं। 'प्रचोदयाद' पदके कर्तारूपसे 
उन परमेश्वरको ग्रहण करना चाहिये, जो सदा 


यज्ञ आदि शुभ कमोकि प्रवर्तक हैं॥ ७--१८॥ 


“गदी -मन्रके वात्या वर्णन" नामक 


डो ख सोलहका अध्याय पूरा हुआ# २१६॥ 
re 


ए दल क खोप हिव पुसे बक है। 


4 अध्याय २६८० 


दो सौ सत्रहवाँ अध्याय 
गायत्रीसे निर्वाणकी प्राप्ति 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ! किसो अन्य 
वसिष्ठ गायत्री-जपपूर्वक लिङ्गपूर्ति शिवकी स्तुति 
करके भगवान्‌ शंकरसे निर्वाणस्वरूप परत्रह्मकी 
प्राप्ति कौ॥१॥ 

(चसि कहा -- ) कनकलिङ्गको नमस्कार, 
वेदलिङ्गको नमस्कार, परमलिङ्गको नमस्कार 
और आकाशलिङ्गको नमस्कार है। मैं सहसलिङ्ग, 
चहिलिङ्ग, पुराणलिङ्ग और वेर्दालङ्ग शिवको 
बारबार नमस्कार करता हूँ। पाताललिङ्ग, बरहालिङ्ग, 
सङदरीपोर्ष्यलिङ्गको बारबार नमस्कार है। मैं 
सर्वातमालङ्ग, सर्वलोकाङ्गलिङ्ग, अव्यक्तलिङ्ग, 
युद्धिलिङ्ग, अहंकारलिङ्ग, भूवलिङ्ग, इन्दरियलिङ्ग, 
तत्मात्रलिङ्ग, पुरुषलिङ्ग, भारवलिङ्ग, रजोध्वलिङ्ग, 


स्वलिङ्ग, भरवलिङ्ग,तैगुण्वलिङ्ग, अनागतलिङ्ग, 
तेजोलिङ्ग, वावग, श्रुतिलिज्र, अधर्वीलङ्ग, 
सलिङ्ग, यञ्चङ्गलिङ्ग, यज्लिङ्ग, तत्वलिङ्ग और 
देवानुगर्तलिङ्गरूप आप शंकरको बरार नमस्कार 
करता हूँ। प्रभो! आप मुझे परमयोगका उपदेश 
कोजिये और मेरे समान पुत्र प्रदान कौजिये। 
भगवन्‌! मुझे अविनाशो परब्रहा एवं परमशान्तिकी 
प्राति करइये। मेरा वंश कभी क्षीण न हो और 
मेरी बुद्धि सदा धमम लगी रहे॥२--१२॥ 

अग्निदेव कहते हैं-- प्राचौनकालमें श्रीशैलपर 
सिके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ शंकर 
प्रसत्र हो गये और वसिष्ठको वर देकर वहीं 
अन्तर्धान हो गये॥ १३॥ 


इस प्रकार आदि आक महापुशणरमे “गाची -िरवाका कथन" नामक 
दो सा सहाँ अध्याय पूरा हुआ २१०४ 
reer 


दो सौ अठारहवाँ अध्याय 
राजाके अभिषेककी 


अग्निदेव कहते हैं वसिष्ट पूर्वकालमें 
परशुरामजीके पूछनेपर पुष्करने उनसे जिस प्रकार 
राजधर्मका वर्णन किया था, वही मैं तुमसे चतला 
रहा हूँ॥१॥ 

चुष्करने कहा-- राम! मैं सम्पूर्ण राजधरमोसे 
संगृहीत करके राजाके धर्मका वर्णन करूगा। 
राजाको प्रजाका रक्षक, शत्रुका नाशक और 
दण्डका उचित उपयोग करोवाला होना चाहिये। 
चह प्रजाजनोंसे कहे कि 'धर्म-मार्मपर स्थित 
रहनेवाले आप सब लोगोंकी मैं रक्षा करूँगा" 
और अपनी इस प्रतिज्ञाका सदा पालन करे। 
राजाको वर्षफल बतानेवाले एक ज्यौतियों तथा 
जाहाण पुरोहितका वरण कर लेना चाहिये। साथ 


विधि 


हो सम्पूर्ण राजशास्त्रीय विषयों तथा आत्माका 
ज्ञान रखनेवाले मन्त्रियोंका और धार्मिक लक्षणोंसे 
सम्पन राजमहियीका भौ वरण करना उचित है। 
राज्यभार ग्रहण करनेके एक वर्ष बाद राजाको 
सब सामग्री एकत्रित करके अच्छे समयमें विशेष 
समारोहके साथ अपना अभिषेक कराना चाहिये। 
'पहलेवाले राजकी मृत्यु होनेपर शीघ्र ही राजासन 
ग्रहण करना उचित है; ऐसे समयमें कालका कोई 
नियम नहीं है। ज्यौतिषी और पुरोहितके द्वारा 
तिल, सर्षप आदि सामग्रिवॉका उपयोग करते हुए 
राजा स्नान करे तथा भद्रासनपर विराजमान होकर 
समूचे राज्यमें राजाकी विजय घोषित करे। फिर 
अभयको घोषणा कराकर राज्यके समस्त कैदियॉको 


= अन्तिपुराण 


बन्धनसे मुक्त कर दे। पुरोहितके दवार अभिषेक 
होनेसे पहले इन्द्र देवताको शान्ति करानी चाहिये । 
अभिषेकके दिन राजा उपवास करके वेदीपर 
स्थापित की हुई आनिनमे मन्त्रपाठपूर्वक हवन 
करे। विष्णु, इन्द, सविता, विशदेव और सोम- 
देवतासम्बन्धी बैदिक ऋचाओंका तथा स्वस्त्ययन, 
शान्ति, आयुष्य तथा अभय देवाले मोका पाठ 
करे ॥ २-८॥ 

तत्यश्षात्‌ अग्निके दक्षिण किनारे अपराजिता 
देखी तथा सुवर्णमय कलशकी, जिसमें जल गिरानेके 
लिये अनेकों छिद्र बने हुए हों, स्थापना करके 
चन्दन और फूलोके द्वारा उनका पूजन करे। यदि 
अभ्निकी शिखा दक्षिणावर्त हो, तपाये हुए सोनेके 
समान उसकी उत्तम कान्ति हो, रथ और मेथके 
समान उससे ध्वनि निकलती हो, घुऔँ बिलकुल 
नहीं दिखायी देता हो, अभ्तिदेव अनुकूल होकर 
हविष्य ग्रहण करते हों, होमाम्लिसे उत्तम गन्ध 
फैल रही हो, आसे स्वस्तिकके आकारको 
लपटें निकलती हों, उसकी शिखा स्वच्छ हो 
और ऊँचेतक उठती हो तथा उसके भीतरसे 
चिनगारियाँ नहीं छुटती हों तो ऐस अग्नि-ख्ाला' 
श्रेष्ठ एवं हितकर मानी गयी है॥९--११॥ 

राजा और आगके मध्यसे बिल्ली, मृग तथा 
पक्षी नहीं जाने चाहिये। राजा पहले पर्वतशिखरको 
गृत्तिकासे अपने मस्तककी शुद्धि करे। फिर 
जाबीको मिट्टीसे दोनों कान, भगवान्‌ विष्णुके 
भन्दिरकी धूलिसे मुख, इनके मन्दिरको मिटे 
गरव, राजाके आँगनकी मृत्तिकासे हृदय, हाथीके 
दौतोड्ारा खोदी हुई मिट्टीसे दाहिनी बह, बैलके 
साँगसे उठायी हुई मृत्तिकाट्वारा यायां भुजा, 
पोखरेकी मिट्टीसे पोठ, दो नदियोंके संगमको 
मत्तिकासे पेट तथा नदीके दोनों किनारोंकी 
मिट्टौसे अपनी दोनों पसलियॉका शोधन करे। 
वेश्याके दरवाजेकी मिद्ीसे राजाके कटिभागकी 


शुद्धि को जाती है, यजशालाकी मृत्तिकासे वह 
दोनों उरु, गोशालाकी मिट्टौसे दोनों घुटनों, 
घुड्सारको मिट्टौसे दोनों जाँच तथा रथके पहियेकी 
मृतिकासे दोनों चरणोंकौ शुद्धि करे। इसके बाद 
'पह्गव्यके द्वारा राजाके मस्तककी शुद्धि करनी 
चाहिये। तदनन्तर चार अमात्य भद्रासनपर बैठे 
हए सजाका कलको अभिषेक कर ब्राह्मणजातीय 
सचिव पूर्व दिशाकी ओरसे घृतपूर्ण सुवर्णकलशद्वारा 
अभिषेक आरम्भ करे। क्षत्रिय दक्षिणी ओर 
खड़ा होकर दूधसे भरे हुए चाँदीके कलसे, 
वैश्य पश्चिम दिशामें स्थित हो ताम्र कलश एवं 
दहीसे तथा शू उत्तकी ओरसे मिट्टौके पढ़ेके 
जलसे राजाका अभिषेक करे ॥१२-१९॥ 
तदनन्तर बढ्चो (ऋग्वेदी विद्वानों)-में श्रेष्ठ 
हाण मधुसे और 'छन्दोग' अर्थात्‌ सामवेदी 
विप्र कुशके जलसे नरपतिका अभिषेक करे। 
इसके बाद पुरोहित जल गिरानेके अनेकों छिस 
युक्त (सुवर्णमय) कलशके पास जा, सदस्योंके 
च विधिवत्‌ अप्रिरक्षाका कार्य सम्पादन 
करके, राज्याभिषेकके लिये जो मन्त्र बताये 
गये हैं, उनके द्वास अभिषेक करे। उस 
समय ब्राह्मणॉंकों वेद-मन््रोच्चारण करते रहना 
चाहिये। तत्पक्ात्‌ पुरोहित बेदीके निकट जाय 
और सुवर्णके बने हुए सौ छिद्रोाले कलशसे 


“चे देखा:०'- इत्यादि मन्त्रसे कुशयुक्त जलोंड्र 
अभिषेक करे । यजुर्वेदी और अथर्ववेदी ब्राह्मण 
“गां दुरा इत्यदि मने गोरोचनद्वार 
मस्तक तथा कण्ठमें तिलक करे। इसके बाद 
अन्यान्य ब्राह्मण सब तीर्थोके जलसे अभिषेक 


अध्याय २१९० 


करें॥ २०-२६॥ 

उस समय कुछ लोग गीत और बाजे आदिके 
शब्दोंके साथ चंवर और व्यजन धारण करें। 
राजाके सामने सर्वोषधियुक्त कलश लेकर खड़े 
हों। राजा पहले उस कलशको देखें, फिर दर्पण 
तथा घृत आदि माङ्गलिक वस्तुओंका दर्शन करें। 
इसके बाद विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्र आदि देवताओं 
तथा ग्रहपतियोंका पूजन करके राजा व्याप्रचर्मयुक्त 
आसनपर बैठे। उस समय पुरोहित मधुपर्क आदि 
देकर राजाके मस्तकपर मुकुट बाँधे। पाँच प्रकारके 
चपके आसनपर बैठकर राजाको मुकुट बैधाना 
'चाहिये। 'क्ुवाही:० '-- इत्यादि मनते द्वारा उन 
आसनॉपर बैठे। वृष, वृषभांश, वृक, व्यप्र और 
सिंह--इन्हीं पाँचोकि चर्मका उस समय आसनके 
लिये उपयोग किया जाता है। अभिषेकके बाद 


प्रतीहार अमात्य और सचिव आदिको दिखाये-- 
प्रजाजनोंसे उनका परिचय दे। तदनन्तर राजा गौ, 
बकरी, भेड़ तथा गृह आदि दान करके सांवत्सर 
(ज्यौतिषी) और पुरोहितका पूजन करे। फिर 
पृष्वी, गौ तथा अन्न आदि देकर अन्यान्य 
ख्राहाणोंकी भो पूजा करे। तत्पश्षात्‌ अग्निकी 
प्रदक्षिणा करके गुरु (पुरोहित)-को प्रणाम करे। 
फिर बैलकी पीठका स्पर्श करके, गौ और 
अछड़ेको पूजाके अनन्तर अभिमन्त्रित अश्वपर 
आरूड्‌ होवे। उससे उतरकर हाथीकी पूजा 
करके, उसके ऊपर सवार हो और सेना साथ 
लेकर प्रदक्षिण-क्रमसे सड़कपर कुछ दूरतक 
यात्रा करे। इसके बाद दान आदिके द्वारा सबको 
सम्मानित करके विदा कर दै और स्वयं राजधानीमेँ 
प्रवेश करे ॥ २७--३५॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे “राज्याभिषेकका कथन” तामक 
को सर अबका अध्याय पूरा हुआ# २१८० 
Sem 
दो सौ उन्नीसवाँ अध्याय 
राजाके अभिषेकके समय पढ़नेयोग्य मन्त्र 


पुष्करने कहा- अब मैं राजा और देवता 
आदिके अभिषेक-सम्बन्धीमन्त्रॉका वर्णन कहैगा, 
जो सम्पूर्ण पापॉको दूर करनेवाले हैं। कलशसे 
कुशयुक्त जलद्वारा राजाका अभिषेक करे; इससे 
सम्पूर्ण मनोरथॉकी सिद्धि होती है॥१॥ 

(उस समय निम्मङ्कित मन्त्रांका पाठ करना 
चाहिये-) “राजन्‌! ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
आदि सम्पूर्ण देवता तुम्हारा अभिषेक करें। 
भगवान्‌ वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन्र 
आदि दस दिक्पाल, रद्र, धर्म, मनु, दक्ष, रुचि 
तथा श्रद्धा-ये सभी सदा तुम्हें विजय प्रदान 
करनेवाले हों। भूगु, तरि, वसिष्ठ, सनक, सनन्दन, 
सनत्कुमार, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरीचि 
और कश्यप आदि ऋषि-महर्षि प्रजाका शासन 


करनेवाले भूपतिकी रक्षा करें। अपनी प्रभासे 
प्रकाशित होनेवाले 'बहिंपद्‌' और ' अश्या 
जामवाले पितर तुम्हारा पालन करें। क्रव्याद 
(राक्षस), आवाहन किये हुए आज्यपा (भृतपान 
केवले देवता और पितर), सुकाली (सुकाल 
लानेवाले देवता) तथा धर्मप्रया लक्ष्मी आदि 
देविय प्रवृद्ध अग्तियोंके साथ तुम्हारा अभिषेक 
करें। अनेकों पु्रोवाे प्रजापति, कश्यपके आदित्य 
आदि प्रिय पुत्रगण, अग्निन्दन कृशाञ्च तथा 
अरिष्रनेमिकी पत्नियों भी तुम्हारा अभिषेक करें। 
चन्द्रमाकी अशिनी आदि भायाएँ, पुलहकी प्रिय 
लियाँ और भूता, कपिश दट, सुरसा, सरमा, 
दनु, शयेनो, भाषी, की, घृतराष््री तथा शुको 
आदि देवयो एवं सूर्यके सारथि अरुण-ये सब 


तुम्हार अभिषेकका कार्य सम्पन करें। आयति, 
नियति, रात्रि, निद्रा, लोकरक्षां तत्पर रहनेवाली 
उमा, मेना और शची आदि देवियाँ, धूमा, ऊर्णा, 
ली, जया, गौरी, शिवा, ऋषि, वेला, नड्वला, 
असिक्नी, ज्योत्सना, देवाङ्गनाएँ तथा वनस्पति-- 
चे सब तुम्हारा पालन करें॥ २-११॥ 
“महाकल्प, कलप, मन्वन्तर, युग, संवत्सर, 
वर्ष, दोनों अयन, ऋतु, मास, पक्ष, रात-दित, 
संध्या, तिथि, मुहूर्त तथा कालके विभिन्न अवयव 
(छोटे-छोटे भेद) तुम्हारी रक्षा करें। सूर्य आदि 
ग्रह और स्वायम्भुव आदि मनु तुम्हारी रक्षा करें। 


सर्र, दक्षत, रौच्य तथा भौत्य--ये चौदह मनु 
तुरे रक्षक हों। विश्वभुक्‌, विपक्षित, शिखी, 
विभु, मनोजव, ओजस्वी, यलि, अद्भुत शान्तियाँ, 
दृष, ऋतधामा, दिवःस्ूक्‌, कवि, इन्र, रवनत, 
कुमार कार्तिकेय, वत्सविनायक, वीरभ, नन्द, 
विश्वकर्मा, पुरोजव, देववैद्य अश्विनीकुमार तथा 
धरु आदि आठ बसु-ये सभी प्रधान देवता यहाँ 
पदार्पण करके तुम्हारे अभिेकका कार्य सम्पन्न 
करें। अङ्चिराके कुलमें उत्पन्न दस देवता और 
चारे वेद सिद्धिके लिये तुम्हारा अभिषेक करें। 
आत्मा, आयु, मन, दक्ष, मद, प्राण, हविष्मान्‌, 
गरि, ऋत और सत्य--ये तुम्हारी रक्षा करें तथा 
ऋतु, दक्ष, यसु सतय, काल, काम और धुरि- 
थे तुम्हें विजय प्रदान करें। पुरूरवा, आईवा, 
विश्वेदेव, रोचन, अङ्गारक (मङ्गल) आदि ग्रह, 
सूर्य, निति तथा यम--ये सब तुम्हारी रक्षा 
करें। अजैकपाद, अहिबुध्य, धूमकेतु, रुके पुत्र 
भरत, मृत्यु, कापालि, किंकणि, भवन, 
स्वजन्य, स्वजन, कुवा, मूर्धा, याजन और 
उशना-ये तुम्हारी रक्षा करेँ। प्रसव, अव्यय, 
दक्ष, भृगुवंशी ऋषि, देवता, मनु, अनुमन्ता, प्राण 


जव, बलवान्‌ अपान वायु, वीतिहोत्र, नय, साध्य, 
हंस, विधु, प्रभु और नारायण--संसारके हितमें 
लगे रहनेवाले ये श्रेष्ठ देवता तुम्हारा पालन करें। 
घाता, मित्र, अर्यमा, पूषा, शक्र, वरुण, भग, 
ल्ट, विवस्वान्‌, सविता, भास्कर और विष्णु- 
चे बाह सूर्व तुम्हारी रक्षा करें। एकज्योति, 
ज्योति, जयोति, चतु्योति, एकशक्र, द्विशक्र, 


अदृक्ष, एतादृक्‌, अमिताशन, क्रीडित, सदृक्ष, 
सरभ, महातपा, भत, धु्य, धुरि, भीम, अभिमु, 
अक्षपात, सह, धति, यसु, अनाधृष्य, राम, काम, 
जय और विराट्‌--ये उन्चास मरुत्‌ नामक देवता 
तुम्हारा अभिषेक करें तथा तुम्हें लक्ष्मी प्रदान 
करें। चिराग, चित्ररथ, चित्रसेन, कलि, कर्णायु, 
उग्रसेन, धृतराष्ट, नन्दक, हाहा, हूहू, नारद, 
विश्वावसु और तुम्बुरुये गन्धर्व तुम्हारे 
अभिषेकका कार्य सम्पन्न करें और तुम्हें विजयी 
नावे प्रधान-प्रधान मुनि तथा अनवद्य, सुकेशी, 
मेनका, सहजन्या, क्रतुस्थला, पृताची, विश्वाची, 
चुजञिकस्थला, प्रम्लोचा, उर्वशी, रम्भा, पञ्चचूडा, 
तिलोत्तमा, चित्रलेखा, लक्ष्मणा, पुण्डरीका 
और वारणी-ये दिव्य अप्सराएँ तुम्हारी रक्षा 
करें॥ १२-३८॥ 

“परह्‌, विरोचन, बलि, बाण और उसका 
पुत्र-ये तथा दूसरे-दूसरे दानव और राक्षस 
तुम्हारे अभिषेकका कार्य सिद्ध करें। हेति, प्रहेति, 


आवन्‌, | विद्युत्‌, स्फू्जथु, अग्रक, यक्ष, सिद्ध, मणिभद्र 


और नन्दन--ये सब तुम्हार रक्षा करें। पिङ्गाक्ष, 
चुतिमान्‌, पुष्पवन्त, जयावह, शङ्ख, प्न, मकर 
और कच्छप-ये निधियाँ तुम्हें विजय प्रदान 


= अध्याय २१९० 


४२७ 


करें; ऊध्वकेश आदि पिशाच, भूमि आदिके 
निवासी भूत और माताएँ, महाकाल एवं नृसिंहको 
आगे करके तुम्हारा पालन करें। गुह, स्कन्द, 
विशाख, नैगमेय-ये तुम्हार अभिषेक करें। 
भूतल एबं आकाशमें विचरनेवाली डाकिनी तथा 
योगितया, गरुड, अरुण तथा सम्पाति आदि 
पक्ष तुम्हारा पालन करें। अनन्त आदि बड़े-बड़े 
जाग, शेष, वासुकि, तक्षक, ऐरावत, महाप, 
कम्बल, अश्वतर शध, कोटक; भत, धनंजय, 
कुमुद, ऐरावत, पदा, पुष्पद्त, बामन, सुप्रतीक 
तथा अञ्न नामक नाग सदा और सब ओरसे 
तुम्हारी रक्षा करें। ब्रहाजौका वाहन हंस, भगवान्‌ 
शंकरका वृषभ, भगवती दुर्गाका सिंह और 
'यमराजका रैंसा-ये सभी बाहन तुम्हारा पालन 
करें। अश्वराज उचा, पन्य वैध, कौस्तुभ- 


मणि, शङ्खुराज पाशजन्य, ब, शूल, चक्र और | तुमे 


नन्दक खङ्ग आदि अस्र तुम्हारी रक्षा करें। दृढ़ 
निक्षय रखनेवाले धर्म, चित्रगु, दण्ड, पिङ्गल, 
मृत्यु, काल, बालखिल्य आदि मुनि, व्यास और 
वाल्मीकि आदि महष, पृथु, दिलीप, भरत, 
दुष्यन्त अत्यन्त बलवान्‌ शबुजित्‌, मनु, ककुत्स्थ, 
अनेना, युवनाश्र, जयद्रथ, मान्धाता, मुचुकुन्द और 
पृथ्वीपति पुरूरबा-ये सब राजा तुम्हारे रक्षक 
हों। वास्तुदेवता और पच्चीस तत्व तुम्हारी 
विजयके साधक हों। रुकमभौम, शिलाभौम, 
पाताल, नीलमूर्ति, पीतरछ, किति, श्रेलभौम, 
सातल, भूर्लोक, भुवर्‌ आदि लोक तथा जम्बू- 
डोप आदि डोप तुम्हें राज्यलक्ष्मी प्रदान करें। 
उत्तरकुरु, रम्य, हिरण्यक, भटा, केतुमाल, 
(बलाहक, हरिवर्ष, किंपुरुष, इन्प, कशेरुमान्‌, 
ताप्रवर्ण, गभस्तिमान्‌, नागद्वीप, सौम्यक, गान्थर्व, 
वारुण और नवम आदि वर्ष तुम्हारी रक्षा करें 


और तुह राज्य प्रदान करनेवाले हों। हिमवान, 
हेमकूट, निषध, नील, खेत, शृङ्गवान्‌, मेर, 
'माल्यबानु, गन्धमादन, महेळ, मलय, सह, शक्तिमा, 
ऋक्षवान्‌ गिरि, विन्ध्य और पारियात्रे सभी 
पर्वत तुमे शान्ति प्रदान करें। ऋकू आदि चारों वेद, 
'छहों अङ्ग, इतिहास, पुराण, आयुर्वेद, गान्धर्ववेद 
और धनु्वेद आदि उपवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरु, ज्यौतिष, छन्द-ये छः अङ्ग, चार वेद, 
मोमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुरण -ये चौदह 
विद्याएँ तुप्हारी रक्षा करें॥ ३९-६०॥ 

सांख्य, योग, पाशुपत, वेद, पाहरात्र-ये 
''सद्धालपक्षक' कहलाते हैं। इन पाँचोके अतिरिक्त 
गायती, शिवा, दुर्गा, विद्या तथा गान्धारी नामवाली 
देविय तुम्हारी रक्षा करें और लवण, इशुरस, 
सुरा, घृत, दि, दुग्ध तथा जलसे भरे हुए समुद्र 
शान्ति प्रदान करें। चारों समुद्र और नाना 
प्रकारके तीर्थ तुम्हारी रक्षा करें। पुष्कर, प्रयाग, 
प्रास, वैमिषारण्य, वाशी, ब्रहती उतरमानस, 


कुशावर्त, विन्य, नीलगिरि, वराह पर्वत, कनखल 
तीर्थ, कालज्र, केदार, रुद्रकोटि, महातीर्थ वाराणसी, 
।, शैल, पुरुषोत्तमतीर्थ, 
शालग्राम, वाराह, सिंधु और समुद्रके संगमका 
तीर्थ, फल्गुतीर्थ, विन्दुसर, करवीराश्रम, गङ्गानदी, 
सरस्वती, शतु, गण्डकी, अच्छोदा, विपाशा, 
'वितस्ता, देविका नदी, कावेरी, वरुणा, निश्चिरा, 
गोमतो नदी, पारा, चर्मण्वती, रूपा, महानदी, 
अन्‍्दाकिनी, तापी, पयोष्णी, वेणा, वैतरणी, गोदावरी, 
भीमरथी, तुङ्गभट्रा, अरणी, चन्द्रभागा, शिवा तथा 
गौरी आदि पवित्र नदियों तुम्हारा अभिषेक और 
पालन करें”॥ ६१-७२॥ 


इस अकार आदि आग्तेव महु “आभिेक-समबनधी मनयो वर्ण" नामक 
दो सौ उत्रीसवाँ अध्याय पूरा हुआ २१९॥ 
ree 


दो सौ बीसवाँ अध्याय 


राजाके द्वारा अपने सहायकोंकी नियुक्ति और उनसे काम लेनेका ढंग 


पुष्कर कहते हैं-- अभिषेक हो जानेपर उत्तम 
राजाके लिये यह उचित है कि वह मन्त्रीको साथ 
लेकर शत्रुऑंपर विजय प्रास करे। उसे ब्राह्मण या 
क्षत्रियको, जो कुलीन और नौतिशास्त्रका ज्ञाता 
हो, अपना सेनापति बनाना चाहिये। द्वारपाल भी 
जीतिज्ञ होना चाहिये। इसी प्रकार दूतको भौ 
मृदुभाषी, अत्यन्त बलवान्‌ और सामर्थ्यवान्‌ होना 
उचित है॥१-२॥ 

राजाको पान देनेवाला सेवक, स्त्री या पुरुष 
कोई भी हो सकता है। इतना अवश्य है कि उसे 
राजभक्त, क्लेश-सहिष्णु और स्वामीका प्रिय 
होना चाहिये। सांधिविग्रहिक (परराष््रसचिव') 
उसे बनाना चाहिये, जो संधि, विग्रह, यान, 
आसन, द्वैधीभाव और समात्रय--इन छटा गुणोंका 
समय और अवसरके अनुसार उपयोग केम 
निपुण हो। राजाकी रक्षा करनेवाला प्रहरी हमेशा 
हाथमें तलवार लिये रहे। सारथि सेना आदिके 
विषयमै पूरी जानकारी रखे। रसोइयॉके अध्यक्षको 
राजाका हितैषी और चतुर होनेके साथ ही सदा 
रसोईपरमे उपस्थित रहना चाहिये। राजसभाके 
सदसय धर्मके ज्ञाता हं लिखनेका काम कसलेवाला 
पुरुष कई प्रकारके अक्षका ज्ञाता तथा हितैषी 
हो। द्वार-रक्षामें नियुक्त पुरुष ऐसे होने चाहिये, 
जो स्वामीके हितम सलग्न हों और इस वातकी | 
अच्छी तरह जानकारी रखे कि महाराज कब-कब | 
उन्हें अपने पास बुलाते हैं। धनाध्यक्ष ऐसा मनुष्य 
हो, जो रल आदिकी परख कर सके और धन | 
'बढ़ानेके साधनोमें तत्पर रहे। राजवैद्को आयुर्वेदका 
पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। इसी प्रकार गजाध्यक्षको 
भी गजविद्यासे परिचित होना आवश्यक है। 


हाथी-सवार परिश्रमसे थकनेवाला न हो। घोड़ोंका 
अध्यक्ष अश्चविद्याका विवान्‌ होना चाहिये। 
दकि अध्यक्षको भी हितैषी एवं बुद्धिमान्‌ होना 
आवश्यक है। शिल्पी अथवा कारगर वास्तुविद्याका 
ज्ञाता हो। जो मशीनसे हथियार चलाने, हाथसे 
सस्रा प्रयोग करने, शस्त्रको न छोड़ने, छोड़े 
हुए शास्त्रको रोकने या निवारण करोमे तथा 
युकी कलाम कुशल और राजाका हित चाहनेवाला 
हो, उसे हौ अस्त्राचारयके पदपर नियुक्त करना 
चाहिये। रनिवासका अध्यक्ष वृद्ध पुरुषको 
बनाना चाहिये। पचास वर्षकी स्त्रियां और सत्तर 
वर्षके बूढ़े पुरुष अन्त:पुरके सभी कायम लगाये 
जा सकते हैं। शस्त्रम ऐसे पुरुषको रखता 
चाहिये, जो सदा सजग रहकर पहरा देता रहे। 
भृल्योके कार्योको समझकर उनके लिये तदनुकूल 
जौविकाका प्रबन्ध करना उचित है। राजाको 
चाहिये कि वह उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 
काका विचार करके उनमें ऐसे हौ पुरुषोंको 
नियुक्त करे। पृथ्वीपर विजय चाहनेवाला भूपाल 
हितैषी सहायकॉका संग्रह करे। धके क्याम 
धर्मात्मा पुरुषोंकों, युढमें शूरवीराँको और 
धनोपार्जनके कारयॉमें अर्थकुशल व्यक्तियोंको 
'लगावे। इस खातका ध्यान रखे कि सभी कार्यॉमें 
नियुक्त हुए पुरुष शुद्ध आचार-विचार रखनेवाले 
हो॥ ३-ह२॥ 

स्तरियॉकी देख-भालमें नएुंसकॉको नियुक्त 
'करे। कठोर कर्मोमें तीखे स्वभाववाले पुरुषोंको 
'लगावे। तात्पर्य यह कि राजा धर्म-अर्थ अथवा 
कामके साधनमें जिस पुरुषको जहाँके लिये शुद्ध 
एवं उपयोगी समझे, उसकी वहीँ नियुक्ति करे। 


पया मनो, जो दूसरे रके राओ खतरे बोट काने जा दुद नेका अधिकार दिया नया हो। 


अध्याय २२१: 


निकृष्ट णके कामे से हो पुसुषोंको लगावे। 
राजाके लिये उचित है कि वह तरह-तरहके 
उपायोंसे मतुष्योंकी परीक्षा करके उन्हें यथायोग्य 
कायाम नियोजित करे। मन्तरीसे सलाह ले, कुछ 
व्यक्तियोंको यथोचित वृत्ति देकर हाथियोंके जंगलमें 
तैनात करे तथा उनका पता लगाते रहनेके लिये कई 
उत्साही अध्यक्षको नियुक्त करे। जिसको जिस 
काममे निपुण देखे, उसको उसीमें लगावे और 
आप-दादोफे समयसे चले आते हुए भृत्योंको 
सभी तरहके कार्योमे नियुक्त करे। केवल 
उत्तराधिकारीके कायम उनकी नियुक्ति वहीं करे; 
क्योंकि वहाँ वे सब-के-सब एक समान हैं। जो 
लोग दूसरे राजाके आश्रयसे हटकर अपने पास 
शरण लेनेकी इच्छासे आयें, वे दुष्ट हों या साधु, 
उन्हें यलपूर्वक आश्रय दे। दुष्ट साबित होनेपर 
उनका विश्वास न करे और उनकी जीविकावृतिको 
अपने ही अधीन रखे। जो लोग दूसरे देशोंसे 
अपने पास आये हाँ, उनके विषयमे गुरो 
सभी बातें जानकर उनका यथावत्‌ सत्कार करे। 
शु अग्न, विष, साप और तलवार एक ओर 
तथा दुष्ट स्वभाववाले भृत्य दूसरी ओर, झम दुष्ट 
भृत्यांको ही अधिक भयंकर समझना चाहिये। 
राजाको चारचक्षु होना उचित है। अर्थात्‌ उसे 

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे 


गुकचरोद्धारा सभी बातें देखन--उनकी जानकारी 
परात करनी चाहिये। इसलिये वह हमेशा सबकी 
देख-भालके लिये गुसचर तैनात किये रहे। गुपतचर 
ऐसे हों, जिन्हें दूसरे लोग पहचानते न हों, 
जिनका स्वभाव शान्त एवं कोमल हो तथा जो 
परस्पर एक-दूसरेसे भी अपरिचित हों। उनमे 
कोई वैश्यके रूपमे हो, कोई मन्त्र-तन्तरमे कुशल, 
कोई ज्दौतिषी, कोई वैद्य, कोई संन्यास- वेषधारी 
और कोई बलाबलका विचार करतेवाले व्यक्तिके 
रूपमें हो। राजाको चाहिये कि किसी एक 
गुसचरकी बातपर विश्वास न करे। जब बहुतोंके 
मुखसे एक तरहकी बात सुने, तभी उसे विश्वसनीय 
समे भृत्योंके हृदयम राजाके प्रति अनुराग है 
या विरि, किस मनुष्यमे कौन-से गुण तथा 
अवगुण हैं, कौन शुभचिन्तक हैं और कौन अशुभ 
चाहनेवाले--अपने भृत्यवर्गको वशमें रखनेके 
लिये राजाको ये सभी बातें जाननी चाहिये। वह 
ऐसा कर्म करे, जो प्रजाका अनुराग बढ़ानेवाला 
हो। जिसमे लोगेकि मनमें विरक्ति हो, ऐसा कोई 
काम न करे। प्रजाका अनुराग बढानेवाली लक्ष्यसे 
युक्त राजा हौ वास्तवर्मे राजा है। वह सब 
लोगॉका रञ्जन करे -उनको प्रसन्नता बढानेके 
कारण हौ 'राजा' कहलाता है॥ १३--२४॥ 
“राजाका सहायसम्पतिका वर्णन" नामक 


दो सौँ बौसका अध्याय पूरा हुआ# २२०० 


दो सौ इक्कीसवाँ अध्याय 
अनुजीवियोंका राजाके प्रति कर्तव्यका वर्णन 


पुष्कर कहते हैं-- भृत्यको राजाकी आज्ञाका 
उसी प्रकार पालन करना चाहिये, जैसे शिष्य 
गुरुकी और साध्वी स्त्रियों अपने पतिकी आज्ञाका 
पालन करती हैं। राजाकी बातपर कभी आक्षेप न 
करे, सदा हौ उसके अनुकूल और प्रिय वचन 
बोले। यदि कोई हितकी बात बतानी हो और 


वह सुननेमें अप्रिय हो तो उसे एकात्म राजासे 
कहना चाहिये। किसी आयके काममे नियुक्त 
होनेपर राजकीय धनका अपहरण न करें; राजाके 
सम्मानको उपेक्षा न करे। उसकी वेश-भूषा और 
बोल-चालकी नकल करना उचित नहीं है। 
अन्त:पुरके सेवकोकि अध्यक्षका कर्तव्य है कि 


३२० 


2 अम्लिपुराण- 


पनि नि कक क कक कक क _ कक कक कक कक >> 99 भा 


चह ऐसे पुरुषोंके साथ न बैठे, जिनका राजाके 
साथ चैर हो तथा जो राजदरबारसे अपमानपूर्वक 
निकाले गये हों। भृत्यको राजाको गुप्त बाको 
'दूसरोपर प्रकट नहीं करना चाहिये। अपनी कोई 
कुशलता दिखाकर राजाको विशेष सम्मानित एवं 
प्रसन्न करना चाहिये। यदि राजा कोई गुप्त यात 
सुनावें तो उसे लोगोमे प्रकाशित न करे। यदि वे 
दूसरेको किसी कामके लिये आहा दे रहे हों तो 
स्वयं ही उठकर कहे-'महाराज! मुझे आदेश 
दिया जाय, कौन-सा काम करना है, मैं उसे 
करूगा।' राजाके दिये हुए वस्त्र-आभूषण तथा 
रल आदिको सदा धारण किये रहे। बिना 
आज्ञाके दरवाजेपर अथवा और किसी अयोग्य 
स्थानपर, जहाँ राजाकी दृष्टि पड़ती हो, न बैठे। 
जैँभाई लेना, थूकना, खासन, क्रोध प्रकट करना, 
खाटपर बैठना, भौँहैँ टेढी करना, अधोवायु 
छोड़ना तथा डकार लेना आदि कार्य राजाके 
निकट रहनेपर न करे। उनके सामने अपना गुण 
प्रकट करनेके लिये दूसरोंको हौ युकतिपूर्वक 
नियुक्त करे। शठता, लोलुपता, चुगली, नास्तिकता, 
नौचता तथा चपलता -इन दोषोंका राजसेवकोँको 
सदा त्याग करना चाहिये। पहले स्वयं प्रयत्न 
करके अपनेमें वेदविद्या एवं शिल्पकलाको 
योग्यताका सम्पादन करे। उसके बाद अपना धन 
बढ़ानेकी चेष्टा करनेवाले पुरुषको अभ्युदयके 


लिये राजाको सेवामें प्रकृतत होना चाहिये। उनके 
प्रिय पुत्र एवं मनखियोंको सदा नमस्कार करना 
डचित है। केवल मन्त्रियाँके साथ रहनेसे राजाका 
अपने ऊपर विश्वास नहाँ होता; अतः उनके 
हार्दिक अभिप्रायके अनुकूल सदा प्रिय कार्य 
करे। राजाके स्वभावको समझनेवाले पुरुषके 
लिये उचित है कि वह विरक्त राजाको त्याग दे 
और अनुरऊ राजसे ही आजीविका प्राप्त करनेकी 
चेष्टा करे। बिना पूछे राजाके सामने कोई बात न 
कहे; किंतु आपत्तिके समय ऐसा कमें कोई 
हर्ज नही है। राजा प्रसन्न हो तो वह सेवकके 
'विनययुक्त वचनको मानता है, उसकी प्रार्थनाको 
स्वीकार करता है। प्रेमी सेवकको किसी रहस्य- 
स्थान (अन्तःपुर) आदिय देख ले तो भी उसपर 
शङ्का-संदेह नहीं करता है। वह दरबारमें आये तो 
राजा उसकी कुशल पूछता है, उसे बैठनेके लिये 
आसन देता है। उसकी चर्चा सुतकर वह प्रसन्न 
होता है। यह कोई अप्रिय बात भी कह दे तो 
बह चुरा नहीं आनता, उलटे प्रसन्न होता है। 
उसकी दी हुई छोटी-मोटी वस्तु भी राजा बड़े 
आदरसे ले लेता है और बातचीतमें उसे याद 
रखता है। उक्त लक्षणोंसे राजा अनुरक्त है या 
विरक्त यह जानकर अनुरक्त राजाकी सेवा करे। 
इसके विपरीत जो विरक्त है, उसका साथ छोड़ 
दे॥ ३-१४॥ 


इस परकार आदि आग महापे 'अजुफीबिजृत-कथत” नामक 
दो सौ इजीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २३९॥ 


Seren 
दो सौ बाईसवाँ अध्याय 
राजाके दुर्ग, कर्तव्य तथा साध्वी स्त्रीके धर्मका वर्णन 


पुष्कर कहते हैं-- अब मं दुर्ग बनानेके 
विषयमें कहँगा। राजाको दुगदेश (दुर्म प्रदेश 
अथवा सुदृढ़ एवं विशाल किले)-में निवास 
करना चाहिये। साथ रहनेवाले मनुष्योमे दशय 


और शुको संख्या अधिक होनी चाहिये। दुर्ग 
ऐसे स्थानमें रहे, जहाँ शत्रुका जोर न चल 
सके। दुगं थोड़े से ब्राह्मणॉका भी रहना आवश्यक 
है। राजाके रहनेके लिये वही देश श्रेष्ठ माना गया 


> अध्याय २२२० 


है, जहाँ बहुत-से काम करनेवाले लोग (किसान- 
मजदूर) रहते हों, जहाँ पानीके लिये वर्षाकी राह 
नहीं देखनी पड़ती हो, नदी-तालाब आदिसे ही 
पर्याप्त जल प्राप्त होता रहता हो। जहाँ शत पड़ा 
ज दे सकें, जो फल-फूल और घन-धान्यसे 
सम्पन्न हो, जहाँ शत्रु-सेनाकी गति न हो सके 
और सर्प तथा ुटेरंका भौ भय न हो। बलवान्‌ 
राजाको निम्ताङ्कित छः प्रकारके दु्गोमेसे किसो 
एकका आश्रय लेकर निवास करना चाहिये। 
भृगुनन्दन! धन्यदुर्ग, महीदुर्ग, नरदुर्ग, वृक्षदुर्ग, 
जलदुर्ग और पर्वतदुर्ग-ये ही छः प्रकारे दुर्ग 
हैं। इनमें पर्वतदुर्ण सबसे उत्तम है। वह शतरुओकि 
लिये अभे तथा रिपुवर्गका भेदन करनेवाला है। 
दुर्ग हौ राजाका पुर या नगर है। वहाँ हाट-बाजार 
तथा देवमन्दिर आदिका होना आवश्यक है। 
जिसके चारों ओर यन्त्र लगे हों, जो अस्त्र- 
शस्जोंसे भर हो, जहाँ जलका सुपास हो तथा 
जिसके सब ओर पानीसे भरी खाइयाँ हों, वह 
दुर्ग उत्तम माना गया है॥ १--६॥ 

अब मैं राजाकी रक्षाके विषयमे कुछ 
निवेदन कझैगा रजा पृथ्वीका पालन कसनेबाला 
है, अतः विष आदिसे उसकी रक्षा करनी 
चाहिये। शिरीष वृक्षकी जड़, छाल, पता, फूल 


३२९ 
और फल-इन पाँचों अङ्गको गोमूत्रमें पीसकर 
सेवन करनेसे विषका निवारण होता है। शतावरी, 
गुडि और चाई विषका नाश करनेवाली है। 
“कोषातकी (कड्वो तरोई), कहार (करियारी), 
जराही, चित्रपटोलिका (कडवी परोरी), मण्डूकपर्णी 
(ब्रह्मका एक भेद), वाराहीकन्द, आँवला, 
आनन्दक, भाँग और सोमराजी (बकुची) ये 
दवाएँ विष दूर करनेवाली हुँ । विपनाशक माणिक्य 
और मोती आदि रत्न भी विषका निवारण 
कलेवाले है'॥ ७-१०॥ 

राजाको वास्तुके लक्षणोंसे सुक दुर्गमे रहकर 
देवताओका पूजन, प्रजाका पालन, दुष्टोंका दमन 
तथा दान करना चाहिये। देवताके धन आदिका 
अपहरण करनेसे राजाको एक कल्पतक नरकर्मे 
रहना पड़ता है। उसे देवपूजामे तत्पर रहकर 
देवमन्दिरोंका निर्माण कराना चाहिये। देवालयोंकी 
रक्षा और देवताओंकी स्थापना भी राजाका 
कर्तव्य है। देवविग्रह मिट्टीका भी बनाया जाता 
है। टस काठका, काठसे इंटका, इंटसे पत्थरका 
और पत्थरसे सोने तथा रलका बना हुआ विग्रह 
पवित्र माना गया है। प्रसन्नतापूर्वक देवमन्दिर 
जनवानेवाले पुरुषको भोग और मोक्षकी प्राप्ति 
होती है। देवमन्दिरमें चित्र बनवावे, गाने-बजाने 


३ आश पते हुए ममक प कस है। लमे बह लमक हे दन सोख है। जनक अन्दर जो निवास 
कलो स्थान बनवाया जख है, उसे मक हं । अपने निवास-स्कासके चारों ओर अस्त-हस्खलैसुसजित फसेका होता 
“नु कहा गया है। दूतक घन वृक्ष और पोस चि हुए र अथवा दु पर्वाला घिरे हुए स्थानको क्रमश: वृषु, 
“तएव परर कहा जाता है। 

३, कहाँ लिखो हुई दवाओंका प्रयोग किसे अच्छे बैठको सलाह लिये बिता नहीं करता चाहिये; क्योकि यहाँ सि रका 
जाममातर बलाया गया है। सेलन-विधि आुर्ेदके अनये देखी चाहिये। उवाओ शतार जड़, गुरुचिको लतो और 
चरक जड्का विषनिवारनके लिये उपयोग किया जाता है कोषको या की देका फल, चन इय काके लिये उपयोगी है। 
[एक वैका काना है कि कडवी तरोईका दो बीज पावर द्ये अच्छो काह निचोड़े और उसै छहर पी ले तो यमन और विरत 
दोनों होते हैं और ततक होते रहते है, अबतक कि दटके आका दोष पूर्णरूपले विकल वहीं जाता। किण भी एक प्रकारका विष 
है और "विषस्य वयमकु उपदे लाया जात है। गकर छो रसिद हो हो डो धी दोषाम्‌ 
बताया गया हँ । इस काये इसका मूल ही गर्म है वाराहीकन्द संनये औषधे गिता गया है। यह अह प्रतिनिधि ओषधिके 
रूप गृहीत है। औ और वृद्ध ऋसक दवाके सार इसका उपयोग किया जाका है। विघ-विवारणके का इसका मूल ग है। सो 
प्रकार ऑवलेका फल, भागको पती और बये फल विष दूर कललेके लिये उपयोगी होते हँ! विपाक रखोंे मोती और णज 
आदिका ग्रहण है। आयु्वदीक ति तैयार किया हुआ एलका भस्म विधिपूर्वक सेवन करे पकी होता है। 


आदिका प्रबन्ध करे, दर्शनीय वस्तुओंका दान दे 
तथा तेल, थी, मधु और दूध आदिसे देवताको 
नहलाने तो मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है। ब्रह्मणोंका 
पालन और सम्मान करे; उनका धन न छोने। 
यदि राजा आहाणका एक सोना, एक गौ अथवा 
एक अंगुल जमीन भो छोन ले, तो उसे महाप्रलय 
होनेतक नरकमें डूबे रहना पड़ता है। ब्राह्मण सब 
प्रकारके पापो प्रवृत्त तथा दुराचारी हो तो भी 
उससे वे नहीं करना चाहिये। ब्राह्मणको हत्यासे 
बढ़कर भारी पाप दूसरा कोई नहीं है। महाभाग 
हाण चाहें तो जो देवता नहीँ हैं, उन्हें भी 
देवता बना दें और देवताको भौ देवपदसे नौचे 
उतार दें; अतः सदा ही उनको नमस्कार करना 

चाहिये॥ ११-१७६॥ 
यदि राजाके अत्याचारसै ब्राहाणीको रुलाई 
आ जाय तो यह उसके कुल, राज्य तथा प्रजा-- 
सबका नाश कर डालती है। इसलिये धर्मपरायण 
राजाको उचित है कि वह साध्वी स्त्रयोंका 
पालन करे स्त्रीको घरके काम-काजमें चतुर 
और प्रसन्न होना चाहिये। वह घरके प्रत्येक 
सामानको साफ-सुधरा रखे; खर्च करोम खुले 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुशणये 'दुर्ग- 


हाथवाली न हो। कन्याको उसका पिता जिसे दान 
कर दे, चहो उसका पति है। अपने पतिकी उसे 
सदा सेवा करनी चाहिये। स्वामकी मृत्यु हो 
जेप र्या पालन केवाली सी स्वर्गलोकमें 
जाती है। वह दूसरेके घरमे रहना पसंद न करे 
और लड़ाई-झगड़ेसे दूर रहे। जिसका पति 
'रदेशमें हो, वह स्तर शङ्गा नको, सदा अपने 
स्वामीके हितचिन्तनमेँ लगी रहकर देवताओंकी 
आराधना करे। केवल मङ्गलके लिये सौधाग्यचिहके 
रूपमे दो-एक आभूषण धारण किये रहे। जो स्र 
स्वामौके मरनेपर उसके साथ ही चिताकी आगमें 
प्रवेश कर जाती है, उसे भी स्वर्गलोककी प्राति 
होती है। लक्ष्मोकी पूजा और घरकी सफाई 
आदि रखना गृहिणौका मुख्य कार्य है। कार्तिककी 
झदशौको विष्णुकी पूजा करके बछडेसहित गौका 
दान करना चाहिये। साविश्रीने अपने सदाचार 
और ब्रतके प्रभावसे पतिकी मतयसे रक्षा की 
थी। मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमोकों सूर्यकी पूजा 
केसे सत्रको प्रकी प्राप्ति होती है; इसमें 
तनिक भी अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता 
नहीं है॥ १८--२६॥ 

-सम्प्रत्ति-कर्णत तथा चारीधर्षका कथन” नामक 


दो साँबा अध्याय पूरा हुआ# २२२॥ 
तलतल 


दो सौ तेईसवाँ अध्याय 
राष्ट्रकी रक्षा तथा प्रजासे कर लेने आदिके विषयमें विचार 


पुष्कर कहते हैं--(राज्यका प्रबन्ध इस 
प्रकार करना चाहिये--) राजाको प्रत्येक गाँवका 
एक-एक अधिपति नियुक्त करना चाहिये। फिर 
दस-दस गाँवोंका तथा सौ-सौ गावॉका अध्यक्ष 
नियुक्त करे। सबके ऊपर एक ऐसे पुरुषको 
नियुक्त करे, जो समूचे ट्रा शासन कर सके 
उन सबके कार्योंके अनुसार उनके लिये पृथक्‌- 
पृथक्‌ भोग (भरण-पोषणके लिये वेतन आदि)- 


का विभाजन करना चाहिये तथा प्रतिदिन गुपतचरॉके 
दाण उनके कायाँकी देख-भाल एवं परीक्षण 
करते रहना चाहिये। यदि गाँवमें कोई दोष उत्पन्न 
हो-कोई मामला खड़ा हो तो ग्रामाधिषतिको 
उसे शान्त करना चाहिये। यदि वह उस दोपको 
दूर कलेमे असमर्थ हो जाय तो दस गाँचोकि 
अधिपतिके पास जाकर उनसे सब बातें बतावे। 
पूरी रिपोर्ट सुनकर वह दस गाँवका स्वामी उस 


«अध्याय २२३० 


दोषको मिटानेका उपाय करे॥१-३३॥ 

जब राष्ट्र भलीभाँति सुरक्षित होता है, तभी 
राजाको उससे धन आदिकी प्राप्ति होती है। 
धनवान धर्मका उपार्जन करता है, धनवान्‌ ही 
कामसुखका उपभोग करता है। जैसे गर्मीमें 
नदीका पानी सूख जाता है, उसी प्रकार धनके 
बिना सब कार्य चौपट हो जाते हैं। संसारमें पतित 
और निर्धन मनुष्यों कोई विशेष अन्तर नहीं है। 
लोग पतित मनुष्ये हायसे कोई वस्तु नहीं लेते 
और दरिद्र आपने अभावके कारण स्वयं हो नहीँ 
दे पाता। धनहीनकी सवी भी उसकी आजाके अधीन 
नहीं रहती; अतः राष्ट्रको पीड़ा पहुँचानेवाला- 
उसे कंगाल बनानेवाला राजा अधिक कालतक 
जरकमें निवास करता है। जैसे गर्भवती पल 
अपने सुखका खयाल छोड़कर गर्भके बच्चेको 
सुख पहुँचानेकी चेष्टा करती है, उसी प्रकार 
राजाको भी सदा प्रजाकी रक्षाका ध्यान रखना 
चाहिये। जिसकी प्रजा सुरक्षित नहीं है, उस 
राजाके यज्ञ और तपसे क्या लाभ? जिसने 
प्रजाकी भलीभौति रक्षा की है, उसके लिये 
स्वर्गलोक अपने घरके समान हो जाता है। 
जिसकी प्रजा अरक्षित-अवस्थामें कष्ट उठती है, 
उस राजाका निवासस्थान है-नरक। राजा अपनी 
जाके पुण्य और पापमेंसे भी छठा भाग ग्रहण 
करता है। रक्षा करनेसे उसको प्रजाके धर्मका 
अंश प्राप्त होता है और रक्षा न करनेसे वह 
'लोगोकि पापका भागी होता है। जैसे परस्तरीलम्पट 
दुगचारी पुरुषोंसे डरी हुई पतित्रता स्तरीकी रक्षा 
करना धर्म है, उसी प्रकार राजाके प्रिय व्यक्तियों, 
चोरों और विशेषतः राजकीय कर्मचास्यिकि द्वार 
चूसी जाती हुई प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये। 
उनके भयसे रक्षित होनेपर प्रजा राजाके काम 
आती है। यदि उसकी रक्षा नहीं की गयी तो वह 
पूर्वोक्त मनुष्योंका ही ग्रास बन जाती है। इसलिये 


डर 
राजा दुशशोंका दमन करे और शास्त्रे बताये 
अनुसार प्रजासे कर ले। राज्यकी आधी आय 
सदा खजानेमें रख दिया करे और आधा ब्राहाणको 
दे दे। श्रेष्ठ हाण उस निधिको पाकर सब-का- 
सब अपने हाथमें ले ले और उसमेंसे चौथा, 
आठवा तथा सोलहवाँ भाग निकालकर क्रमशः 
क्षत्रिय, वैश्य और शूहको दे। धनको धर्मके 
अनुसार सुपात्रके हाथमें ही देना चाहिये। झूठ 
'बोलनेवाले मनुष्यको दण्ड देना उचित है। राजा 
उसके धनका आठवाँ भाग दण्डके रूपें ले ले। 
जिस धनका स्वामी लापता हो, उसे राजा 
तीन वर्षोतक अपने अधिकारमें रखे। तीन वर्षके 
पहले यदि धनका स्वामी आ जाय तो चह उसे 
ले सकता है। उससे अधिक समय बीत जानेपर 
राजा स्वयं हौ उस धनको ले ले। जो मनुष्य 
(नियत समयके भौतर आकर) 'यह मेरा धन 
है'--ऐसा कहकर उसका अपनेसे सम्बन्ध बतलाता 
है, वह विधिपूर्वक (राजाके सामने जाकर) उस 
धनका रूप और उसकी संख्या बतलावे। इस 
प्रकार अपनेको स्वामी सिद्ध कर देनेपर बह उस 
नको पानेका अधिकारी होता है। जो धन छोटे 
जालकके हिस्सेका हो, उसकी राजा तबतक रक्षा 
करता रहे, जबतक कि उसका समावर्तन-संस्कार 
ज हो जाय, अथवा जवतक उसकी वाल्यावस्था 
न निवृत्त हो जाय। इसी प्रकार जिनके कुलमें 
कोई न हो और उनके बच्चे छोटे हों, ऐसी 
स्त्रियॉकी भी रक्षा आवश्यक है॥४-१९॥ 
पतित स्त्रियँ भी यदि विधवा तथा रोगिणी 
हों तो उनकी रक्षा भी इसी प्रकार करनी चाहिये। 
यदि उनके जीते-जी कोई बन्धु-बन्धव उनके 
धनका अपहरण करें तो धर्मात्मा राजाको उचित 
है कि उन बान्धवोँको चोरका दण्ड दे। यदि 
साधारण चोरे प्रजाका धन चुराया हो तो राजा 
स्वयं उतना धन प्रजाको दे तथा जिन्हें चोरोंसे 


रक्षा करनेका काम सौंपा गया हो, उनसे चुरावा 
हुआ धन राजा बसूल करे। जो मनुष्य चोरी न 
होनेपर भी अपने धनको चुराया हुआ बताता हो, 
बह दण्डनीय है; उसे रज्यसे बाहर निकाल देना 
चाहिये। यदि घरका धन घरवालोने ही चुराया हो 
तो राजा अपने पाससे उसको न दे। अपने 
राज्यके भीतर जितनी दूकानें हों, उनसे उनको 
आयका बीसवौँ हिस्सा राजाको टैक्सके रूपमें 
लेना चाहिये। परदेशसे माल मँगानेमे जो खर्च 
और नुकसान बैठता हो, उसका ब्यौरा बतानेवाला 
'बीजक देखकर तथा मालपर दिये जानेवाले 
दक्सका विचार करके प्रत्येक व्यापारीपर कर 
लगाना चाहिये, जिससे उसको लाभ होता रहे- 
बह घाटेमें न पड़े। आयका बोसवाँ भाग ही 
राजाको लेना चाहिये। यदि कोई राजकर्मचारी 
इससे अधिक बसूल करता हो तो उसे दण्ड देना 
उचित है। स्त्रियों और साधु-संन्यासियोंसे नावकी 
-उतराई (सेवा) नहीं लेनी चाहिये। यदि मक्लाहोंकी 
गलतीसे नावपर कोई चीज नुकसान हो जाय तो 
बह मान्नाहोंसे ही दिलानी चाहिये। राजा शूकपान्यका' 
छठा भाग और शिम्बिधान्यका' आठवाँ भाग 
करके रूपमें ग्रहण करे। इसी प्रकार जंगली 
'फल-मूल आदिमेसे देश-कालके अनुरूप उचित 
कर लेना चाहिये। पशुओँका पाँचवाँ और सुवर्णका 


छठा भाग राजाके लिये ग्राह्म है। गन्ध, ओपचि, 
रस, फूल, मूल, फल, पत्र, शाक, तण, बाँस, 
चेणु, चर्म, बाँसको चीरकर बनाये हुए टोकरे 

तथा पत्थरके बर्तनॉपर और मधु, मांस एवं घीपर 
भौ आमदनीका छठा भाग ही कर लेना उचित 
है॥२०-२६॥ 

ब्राहाणोंसे कोई प्रिय वस्तु अथवा कर नहाँ 
लेना चाहिये। जिस राजाके राज्यमें श्रोत्रिय 
जाहाण भूखसे कष्ट पाता है, उसका राज्य बीमारी, 
अकाल और लुटेरोसे पीड़ित होता रहता है। 
अतः ब्राह्मणको विद्या और आचरणको जानकर 
उसके लिये अनुकूल जीविकाका प्रबन्ध करे तथा 
जैसे पिता अपने औरस पुत्रका पालन करता है, 
उसी प्रकार राजा विद्वान्‌ और सदाचारी ब्राह्मणकी 
सर्वया रक्षा करे। जो राजासे सुरक्षित होकर 
प्रतिदिन धर्मका अनुष्ठान करता है, उस ब्राहाणके 
धर्मसे राजाकौ आयु बढ़ती है तथा उसके रा 
एवं खजानेकी भौ उन्नति होती है। शिल्पकारौंको 
चाहिये कि महीनैमे एक दिन बिना पारिश्रमिक 
लिये केवल भोजन स्वीकार करके राजाका काम 
करें। इसी प्रकार दूसरे लोगॉको भौ, जो राज्यमे 
रहकर अपने शरीरके परिश्रमसे जीविका चलाते 
है, महीनेमे एक दिन राजाका काम करना 
चाहिये॥३०-३४॥ 


इस कार आदि आग्नेय महादुराकर्मो “जथर्मका कथत” नामक 
दो सौ वई अध्याय पूण हुआ# २२३५ 


me 
दो सौ चौबीसवाँ अध्याय 
अन्तःपुरके सम्बन्धमें राजाके कर्त्तव्य; स्त्रीकी विरक्ति और अनुरक्तिकी परीक्षा 
तथा सुगन्धित पदार्थोके सेवनका प्रकार 
पुष्कर कहते हैं-- अब मैं अन्त:पुरके विषयमें | पुरुषार्थ 'त्रियर्ग' कहलाते हैं। इनकी एक-दूसरेके 
विचार करूँगा। धर्म, अर्थ और काम-ये तीन | द्वारा रक्षा करते हुए स्त्रीसहित राजाओंको इनका 


TR Te जो जदि। 
३ बह आ, जिसके पध फली (छी) लगती हो "बले चना, सटर आदि, 


«अध्याय २२४० 


४२५ 


सेवन करना चाहिये। “त्रिवर्ग' एक महान्‌ वृक्षके 
समान है। 'धर्म' उसकी जड़, “अर्थ 

शाखाएँ और 'काम' उसका फल है। मूलसहित 
उस वृक्षको रक्षा कलोसे ही राजा फलका भागी 
हो सकता है। राम! स्त्रियां कामके अधीन होतो 
है, उन्हींके लिये रनक संग्रह होता है। विषयसुखको 
इच्छा रखनेवाले राजाको स्तरयोंका सेवन करना 
चाहिये, परंतु अधिक मात्रामे नहीं। आहार, मैथुन 
और निद्रा-इनका अधिक सेवन निषिद्ध है; 
क्योंकि इनसे रोग उत्पन्न होता है। उन्हीं स्त्रियॉका 
सेवन करे अथवा पलंगपर बैठावे, जो अपनेमें 
अनुराग रखनेवाली हों। परंतु जिस स्स्रीका 
आचरण दुष्ट हो, जो अपने स्वामीकी चर्चा भौ 
पसंद नहीं करती, बल्कि उनके श्ुओँसे एकता 
स्थापित करती है, उदण्डतापूर्वक गर्व धारण किये 
रहती है, चुम्बन करनेपर अपना मुँह पॉछती या 
भोती है, स्वामीकी दी हुई वस्तुका अधिक आदर 
जहाँ करती, पतिके पहले सोती है, पहले सोकर 
भी उनके जागनेके बाद ही जागती है, जो स्पर्श 
'करनेपर अपने शरीरको कैपाने लगती है, एक- 
एक अङ्गपर अवरोध उपस्थित करती है, उनके 
प्रिय वचनको भी बहुत कम सुनती है और सदा 
उनसे पराङ्मुख रहती है, सामने जाकर कोई यस्तु 
दी जाय, तो उसपर दृष्टि नहीं डालती, अपने 
जघन (कटिके अग्रभाग) -को अत्यन्त छिपाने-- 
'पतिके स्पर्शसे बचानेकी चेष्टा करती है, स्वामीको 
देखते ही जिसका मुँह उतर जाता है, जो उनके 
मित्रोंसे भी विमुख रहती है, वे जिन-जिन 
ख्खरयोके प्रति अनुराग रखते हैं, उन सबकी 
ओरसे जो मध्यस्थ (न अनुरक्त न विरक्त) 
दिखायी देती है तथा जो शृङ्ाएका समय 
उपस्थित जानकर भी शृद्गार-धारण नहीं करती, 
बह स्त्री "विरक्त है। उसका परित्याग करके 
अनुरागिणी स्का सेबन करना चाहिये। अनुरागवती 
स्त्री स्वामौको देखते ही प्रसत्रतासे खिल उठती 


है, दूसरी ओर मुख किये होनेपर भी कनखियोंसे 


उसकी | उनकी ओर देखा करती है, स्वामीको निहारते 


देख अपनी चञ्चल दृष्टि अन्यत्र हटा ले जाती है, 
परंत पूरी तरह हटा नहीं पाती तथा भूगुनन्दन! 
अपने गुप्त अज्रॉको भी वह कभी-कभी व्यक्त 
कर देती है और शरीरका जो अंश सुन्दर नहीं 
है, उसे प्रयत्वपूर्वक छिपाया करती है, स्वामीके 
देखते-देखते छोटे बच्चेका आलिङ्गन और चुम्वन 
करले लगती है, बातचीतमे भाग लेती और सत्य 
बोलती है, स्वामीका स्पर्श पाकर जिसके अंगॉमें 
रोमाञ्च और स्वेद प्रकट हो जाते हैं, जो उनसे 
अत्यन्त सुलभ वस्तु ही मागती है और स्वामीसे 
थोड़ा पाकर भी अधिक प्रसन्नता प्रकट करती है, 
उनका नाम लेते ही आनन्दविधोर हो जाती तथा 
विशेष आदर करती है, स्वामीके पास अपनी 
अंगुलियोकि चिहसे युक्त फल भेजा करती है तथा 
स्वामीकी भेजी हुई कोई वस्तु पाकर उसे 
आदसपूर्वक छातीसे लगा लेती है, अपने 
आलिंग्य मानो स्वामीके शरौरपर अमृतका 
लेप कर देती है, स्वामीके सो जानेपर सोती और 
पहले ही जग जाती है तथा स्वामीके डरुओँका 
स्पर्श करके उन्हें सोतेसे जगाती है॥ १-१७ १ ॥ 

राम! दहौकी मलाईके साथ थोड़ा-सा कपित्थ 
(केय)-का चूर्ण मिला देनेसे जो घी तैयार होता 
है, उसकी गन्ध उत्तम होती है। घी, दूध आदिके 
साथ जौ, गेहूँ आदिके आटेका मेल होनेसे उत्तम 
खाद्य-पदार्थ तैयार होता है। अब भित्र-भित्र 
इं गन्ध छोड्नेका प्रकार दिखलाया जाता है। 
शौच, आचमन, विरेचन, भावना, पाक, बोधन, 
धूपन और वासन--ये आठ प्रकारके कर्म बतलाये 
गये हैं। कपित्थ, बिल्व, जामुन, आम और 
'करवीरके पलवोसे जलको शुद्ध करके उसके 
द्वारा जो किसी द्रव्यको धोकर या अभिषिक्त 
करके पवित्र किया जाता है, वह उस द्रव्यका 
"शौचन' (शोधन अथवा पवित्रीकरण) कहलाता 


अरब 


है। इन पश्लवोके अभावमे कस्तूरीमित्रित जलके 
दाण द्रब्योंको शुद्धि होती है। नख, कूट, घन 
(नागरमोथा), जटामांसी, स्पृक्क, शैलेयज 
(शिलाजीत), जल, कुमकुम (केसर), लाक्षा (लाह), 
चन्दन, अगुरु, नीरद, सरल, देवदार, कपू, कान्ता, 
"चाल (सुगन्धबाला), कुन्दुरुक, गुग्गुल, श्रोनिवास 
और कशायल--ये धूपके इक्कोस द्रव्य हैं। इन 
इक्कौस धूप-द्रव्योमेंसे अपनी इच्छाके अनुसार 
दो-दो द्रव्य लेकर उनमें कशयल मिलावे। फिर 
सबमें नख (एक प्रकारका सुगन्धद्व्य), पिण्याक 
(विलकी खली) और मलय-चन्दका चूर्ण मिलाकर 
सबको मधुसे युक करे। इस प्रकार अपने इच्छनुसार 
विधिवत्‌ तैयार किये हुए धूषयोग होते हैं। त्वचा 
(छाल), नाड़ी (डंठल), फल, तिलका तेल, 
केसर परनि शैले, तगर, विष्णुका, चोल, 
क्प, जटामासी, मु, कूटे सब खानके लिये 
उपयोगी इर्य हैं। इन उव्योमिसे आपनी इच्छाके 


अनुसार तीन द्रव्य लेकर उनमें कसत मिला दे। | जलसे 


इन सबसे मिश्रित जलके द्वारा यदि खान करे तो 
बह कामदेवको बढ़ानेवाला होता है। त्वचा, मुर, 
जलद-इत सबको समान माताम लेकर इनमें 
आधा सुगन्धबाला मिला दे। फिर इनके द्राण खान 
'करनेपर शरीरसे कमलकी-सौ गन्ध उत्पन्न होती 
है। इनके ऊपर यदि तेल लगाकर खान करे तो 
शरीरका रंग कुमकुमके समान हो जाता है। यदि 
उपर्युक्त द्रव्योंमें आधा तगर मिला दिया जाय तो 
शरीरसे चमेलीके फूलको भाँति सुगन्ध आती है। 
उनमें हधामक नामवाली औषध मिला देसे 
मौलसिरीके फूलॉकी-सी मनोहारिणी सुगन्ध प्रकट 
होती है। तिलके तेम मंजिष्ठ, तगर, चोल, त्वचा, 
च्याप्रनख, नख और गन्धपत्र छोड़ देसे बहुत हो 
सुन्दर और सुगन्धित तेल तैयार हो जाता है। यदि 


तिलोँको सुगन्धित फूलोंसे बासित करके उनका 
वेल पेरा जाय तो निश्चय ही वह तेल फूलके 
समान हो सुगन्धित होता है। इलायची, लवंग, 
काकोल (कबाबचौनो), जायफल और कर्पूर-- 
ये स्वतनत्ररुपसे एक-एक भी यदि जायफलकी 
पत्तीके साथ खाये जायें तो मुँहको सुगन्धित 
रखनेवाले होते हैं। कर, केसर, कनत, कस्तूरी, 
मेठड़का फल, कबाबचीनी, इलायची, लवंग, 
जावफल, सुपारी, त्वकपत्र, त्रुटि (छोटी इलायची), 
'मोथा, लता, कस्तूरी, लबंगके काटे, जायफलके 
फल और पतते, कडुकफल -इन सबको एक- 
एक पैसेभर एकत्रित करके इनका चूर्ण बना ले 
और उसमें चौथाई भाग वासित किया हुआ 
खैरसार मिलावे। फिर आमके रसमें घोटकर 
इनको सुन्दर-सुन्दर गोलियाँ बना ले। वे सुगन्धित 
गोलियां मुँहमें रखनेपर मुख-सम्बन्धी रोगोंका 
विनाश करनेवाली होती है। पूर्वोक्त पाँच पश्नवोंके 
धोयो हुई सुपारीको यथाशक्ति ऊपर 
बतायी हुई गोलोके ढ्रव्योंसे वासित कर दिया 
जाय तो वह मुँहको सुगन्धित रखनेवाली होती 
है। कटुक और दातनको यदि तीन दिनतक 
गोम भिगोकर रखा जाय तो थे सुपारीकी ही 
भाँति मुँहमे सुगन्ध उत्पन्न करनेवाले होते हैं। 
त्वचा और जंगी हरेको बराबर माताम लेकर 
उनमें आधा भाग कर्पूर मिला दे तो वे मुँहमे 
डालनेपर पानके समान मनोहर गन्ध उत्पन्न करते 
हैं। इस प्रकार राजा अपने सुगन्ध आदि गुणोंसे 
स्त्रियाँको वशीभूत करके सदा उनकी रक्षा करे। 
कभी उनपर विश्वास न करे। विशेषत: पुत्रकी 
'मातापर तो बिलकुल विश्वास न करे। सारी रात 
स्त्रीके घरमें न सोवे; क्योकि उनका दिलाया 
हुआ विश्वास बनावटी होता है॥ १८-४२॥ 


इस अकार आदि आस्तेय महुरं “सजधर्मका कथन ' नामक 
दो खँ चाँयासरका अध्याय पूय हुआ २२४४ 
De 


दो सौ पचीसवाँ अध्याय 


राज-धर्म--राजपुत्र-रक्षण आदि 


पुष्कर कहते हैं--राजाको अपने पुत्रको 
रक्षा करनी चाहिये तथा उसे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, 
कामशास्त्र और धनुवेदकी शिक्षा देनी चाहिये। 
साथ हौ अनेक प्रकारके शिल्पोंको शिक्षा देनो 
भी आवश्यक है। शिक्षक विश्वसनीय और प्रिय 
बचन बोलनेवाले होने चाहिये। राजकुमारको 
'शरीर-रक्षाके लिये कुछ रक्षकॉंकों नियुक्त करना 
भी आवश्यक है। क्रोधी, लोभी तथा अपमानित 
पुरुषोंके संगसे उसको दूर रखना चाहिये। गुणका 
आधान करना सहज नहीं होता, अत: इसके लिये 
राजकुमारको सुखोंसे बाँधना चाहिये। जब पुत्र 
शिक्षित हो जाय तो उसे सभी अधिकारे 
नियुक्त करे। मृगया, मध्यपान और जुआ-ये 
राज्यका नाश करनेवाले दोष हैं। राजा इनका 
परित्याग करे॥१-४॥ 

दिनका सोना, व्यर्थ घूमना और कटुभाषण 
करना छोड़ दे। परायी निन्दा, कठोर दण्ड और 
अर्थदूषणका भी परित्याग करे। सुवर्ण आदिकी 
खानोंका विनाश और दुर्ग आदिकौ मरम्मत न 
कराना--ये अर्थके दूषण कहे गये हैं। धनको 
थोडा-थोडा करके अनेकों स्थानॉंपर रखना, 
अयोग्य देश और अयोग्य कालमें अपात्रकों दान 
देना तथा बुरे कामोंमें धन लगाना--यह सब भी 
अर्थका दूषण (धनका दुरुपयोग) है। काम, 
क्रोध, मद, मान, लोभ और दर्षका त्याग करे। 
तत्पश्चात्‌ भृत्योंको जीतकर नगर और देशके 
'लोगोँको बशमें करे। इसके बाद बाहाशतुओंको 
जौतनेका प्रयल करे। बाहाशत्रु भी तीन प्रकारके 
होते हैं--एक तो वे हैं, जिनके साथ पुस्तैनी 
दुश्मनी हो; दूसरे प्रकारके शत्रु है अपे राज्यकी 
सीमापर रहनेवाले सामन्त तथा तीसरे हैं- 
कृत्रिम--अपने बनाये हुए शत्रु। इनमें पूरव-पूरव 


शत्रु गुरु (भारी या अधिक भयानक) हैं। 
महाभाग! मित्र भी तीन प्रकारके बतलाये जाते 
हैं-बाष-दादोंके समयके मित्र, शुके सामन्त 
तथा कृत्रिम ॥ ५-१०॥ 

धर्मज्ञ परशुरामजी ! राजा, मन्त्री, जनपद, दुर्ग, 
दण्ड (सेना), कोष और मित्र-ये राज्यके सात 
अंग कहलाते है। राज्यकी जड़ है -स्वामी (राजा), 
अतः उसकी विशेषरूपसे रक्षा होनी चाहिये। 
राज्याङ्गके विद्रोहीको मार डालना उचित है। 
राजाको समयानुसार कठोर भी होना चाहिये और 
कोमल भी। ऐसा करसे राजके दोनों लोक 
सुधरते हैं। राजा अपने भृत्योंके साथ इँसौ- 
परिहास न करे; क्योंकि सबके साथ हँस-हँसकर 
बातें करनेवाले राजाको उसके सेवक अपमानित 
कर बैठते हैं। लोगॉको मिलाये रखनेके लिये 
राजाको बनावटी व्यसन भी रखना चाहिये। यह 
मुसकाकर बोले और ऐसा बर्ताव करे, जिससे 
सब लोग प्रसन्न रहें। दौर्षसूत्री (कायरे 
विलम्ब करनेवाले) राजाके कार्यकी अवश्य हानि 
होती है, परंतु राग, दष, अभिमान, रह, पापकम 
तया अप्रिय भषणं र्ष (विलम्ब लगानेवाले) 
राजाकी प्रशंसा होती है। राजाको अपनी मन्त्रणा 
गुह रखनी चाहिये। उसके गुप्त रहनेसे राजापर 
कोई आपत्ति नहीं आती ॥ ११--१६॥ 

राजाका राज्य-सम्बन्धी कोई कार्य पूरा हो 
जानेपर ही दूसरोंको मालूम होना चाहिये। उसका 
परभ कोई भी जानने ज पावे। मनुष्यके आकार, 
इरे, चाल-डाल, चेष्टा, बातचीत तथा नेत्र और 
मुके विकारोसे उसके भीतरकों बात पकड़ें 
आ जाती है। राजा न तो अकेले ही किसी गुप्त 
'विषयपर विचार करे और न अधिक मनुष्योंको 
हो साथ रखे। बहुतोंसे सलाह अवश्य ले, किंतु 


४२८ 


= अपुण» 


अलग-अलग । (सबको एक साथ बुलाकर नहीँ ।) 
मन्त्रीको चाहिये कि राजाके गुस विचारको दूसरे 
मन्त्रयोंपर भी न प्रकट करे। मनुष्यॉका सदा 
कहीं, किसी एकपर ही विश्वास जमता है, 
इसलिये एक हौ विद्वान्‌ मन्त्रीकै साथ बैठकर 
राजाको गुप्त मन्त्रका निश्चय करना चाहिये। 
'विनयका त्याग करनेसे राजाका नाश हो जाता है 
और विनयकी रक्षासे उसे राज्यकी प्रालि होतो 
है। तीनों वेदोंके विद्वर्नोसे त्रयीविद्या, सनातन 
दण्डनीति, आन्वीक्षिकी (अध्यात्मविद्या) तथा 
अर्थशास्त्रका ज्ञान प्राप्त करे। साथ हौ वार्ता 
(कृषि, गोरक्षा एवं वाणिज्य आदि)-के प्रारम्भ 
'करनेा ज्ञान लोकसे प्राप्त करे। अपनी इन्द्रयॉंको 
शमं रखनेवाला राजा ही प्रजाको अधीन रखनेयें 
समर्थ होता है। देवताओं और समस्त ज्राह्मणॉंकी 
पूजा करनी चाहिये तथा उन्हें दान भी देना 
चाहिये। ब्राहाणको दिया हुआ दान अक्षय निधि 
है; उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। संग्राममें 
पीठ न दिखाना, प्रजाका पालन करना और 
आहाणॉंको दान देना-ये राजाके लिये परम 
कल्याणको बातें हैं। दीनों, अनाथो, वद्धं तथा 
विधवा स्त्रियोके योगक्षेमका निर्वाह तथा उनके 
लिये आजीविकाका प्रबन्ध करे। वर्ण और 
आश्रम-धर्मकी रक्षा तथा तपस्वियोंका सत्कार 
राजाका कर्तव्य है। राजा कहीं भी विश्वास न 


करे, किंतु तपस्वियोपर अवश्य विश्वास करे। उसे 
यथार्थ युक्तियोंके वार दूसरोंपर अपना विश्वास 
जमा लेना चाहिये। राजा बगुलेकी भाँति अपने 
स्वार्थका विचार करे और (अवसर पानेपर) 
सिंहके समान पराक्रम दिखावे। भेड्यिकी तरह 
झपटकर शत्रुको विदोर्ण कर डाले, खरगोशकी 
आति छलांग भरते हुए अदृश्य हो जाय और 
सूअरकी भौति दृढतापूर्वक प्रहार करे। राजा 
मोरकौ भौति विचित्र आकार धारण करे, घोड़ेके 
समान दृढ़ भक्ति रखनेवाला हो और कोयलकी 
तरह मीठे वचन योले। कौएकी तरह सबसे 
चौकल्ा रहे; रते ऐसे स्थानपर रहे, जो दूसरॉको 
मालूम न हो; जाँच या परख किये बिना भोजन 
और शब्याको ग्रहण न करे। अपरिचित स्त्रीके 
साथ समागम न करे; बेजान-पहचानकी नावपर 
ज चढे। अपने राष्ट्रकी प्रजाको चूसनेवाला राजा 
राज्य और जीवन--दोनोंसे हाथ घो बैठता है। 
सहाभाग! जैसे पाला हुआ बछड़ा बलवान्‌ होनेपर 
काम करलेके योग्य होता है, उसी प्रकार सुरक्षित 
राष्ट राजाके काम आता है। यह सारा कर्म दैव 
और पुरुषार्थके अधीन है । इनमें दैव तो अचिन्त्य 
है, किंतु पुष्ये कार्य करनेको शक्ति है। राजाके 
राज्य, पृथ्वी तथा लक्ष्मीकी उत्पत्तिका एकमात्र 
कारण है -प्रजाका अनुग। (अत: राजाको चाहिये 
कि वह सदा प्रजाको संतुष्ट रखे।) ॥ १७--३३॥ 


इस रकार आदि आग्नेय महापुरं 'राजधर्यका कथन" नमक 
दो सा प॒चीसकाँ अध्याय पूण हुआ॥ २२५५ 


em 
दो सौ छब्बीसवाँ अध्याय 
पुरुषार्थकी प्रशंसा; साम आदि उपायोंका प्रयोग तथा 
राजाकी विविध देवरूपताका प्रतिपादन 
पुष्कर कहते हैं-- परशुरामजी ! दूसरे शरीरसे | श्रे्ठ बलाते हैं। दैव प्रतिकूल हो तो उसका 
उपार्जित किये हुए अपने ही कर्मका नाम 'दैव' | पुरुषार्थसे निवारण किया जा सकता है तथा 
समझिये। इसलिये मेधावी पुरुष पुरुषार्थको हो | पहलेके साल्विक कर्मसे पुरुषाथके बिना भी 


4 अध्याय २२६० 


४२९ 


सिद्धि प्रा हो सकती है। भृगुनन्दन! पुरुषार्थ ही 
देवको सहायतासे समयपर फल देता है। दैव | 
और पुरुषार्थ-ये दोनों मनुष्यको फल देनेवाले 
हैं। पुरुषारथद्ारा की हुई कृषिसे वर्षाका योग प्रास 
होनेपर समयानुसार फलकी प्राप्ति होती है। अतः 
धर्मानु्ानपूर्वक पुरुषार्थ करे; आलसी न बने और 
दैवका भरोसा करके बैठा न रहे॥ १-४४ 
साम आदि उपायोंसे आरम्भ किये हुए सभी 
कार्य सिद्ध होते हैं। साम, दान, भेद, दण्ड, 
माया, उपेक्षा और इन्द्रजाल-ये सात उपाय 
'बतलाये गये हैं। इनका परिचय सुनिये। तथ्य 
और अतध्य-दो प्रकारका 'साम' कहा गया है। 
उनमें 'अतथ्य साम' साधु पुरुषोंके लिये कलंकका 
हो कारण होता है। अच्छे कुलमें उत्पन्न, सरल, 
धर्मपरायण और जितेन्द्रिय पुरुष सामसे ही बहे 
होते हैं। अतथ्य सामके द्वारा तो राक्षस भी 
बशीभूत हो जाते हैं। उनके किये हुए उपकारोंका 
वर्णन भी उन्हें वशमें करनेका अच्छा उपाय है। 
जो लोग आपसमें देष रखनेवाले तथा कुपित, 
भयभीत एवं अपमानित हैं, उनमें भेदनीतिका 
प्रयोग करे और उन्हें अत्यन्त भय दिखावे। अपनी 
ओरसे उन्हें आशा दिखावे तथा जिस दोषसे वे 
दूसरे लोग डरते हों, उसीको प्रकट करके उनमें 
भेद डाले। शत्रु कुटुम्ब्मे भेद डालनेवाले पुरुषको 
रक्षा करनी चाहिये। सामन्तका क्रोध बाहरी कोप 
है तथा मन्त्री, अमात्य और पुत्र आदिका क्रोध 
भीतरी धके अन्तर्गत है; अत: पहले भीतरी 
कोपको शान्त करके सामन्त आदि शत्रुऑके 
बाहा कोपको जीतनेका प्रयतन करे॥ ५--११॥ 
सभी उपायों 'दान' ग्रे माना गया है। दसे 
इस लोक और परलोक-दोनोमें सफलता प्राप्त 
होती है। ऐसा कोई भी नहीं है, जो दानसे वशमें न 


हो जाता हो। दानी मनुष्य ही परस्पर सुसंगठित 


रहनेवाले लोगं भी भेद डाल सकता है। साम, दान 
और भेद-इन तीनोसे जो कार्य न सिद्ध हो सके, 
उससे 'दण्ड'के द्वार सिद्ध करना चाहिये। दण्डमें सब 
कुछ स्थित है। दण्डका अनुचित प्रयोग अपना ही 
नाश कर डालता है। जो दण्डके योग्य नही हैं, 
उनको दण्ड देनेवाला, तथा जो दण्डनीय हैं, उनको 
दण्ड न देनेवाला राजा नष्ट हो जाता है। यदि राजा 
दण्डके द्वार सबको रक्षा न करे तो देवता, दैत्य, 
जाग, मनुष्य, सिद्ध, भूत और पक्षी -ये सभी अपनी 
दाका उलन कर जायें। चूँकि यह उदण्ड 
पुरुषका दमन करता और अदण्डनीय पुरुषोको 
दण्ड देता है, इसलिये दमन और दण्डके कारण 
विद्‌ पुरुष इसे 'दण्ड' कहते हैं॥ १२-१६॥ 
जब राजा अपने तेजसे इस प्रकार तप रहा हो 
कि उसको ओर देखना कठिन हो जाय, तब वह 
“सूर्यवत्‌' होता है। जब वह दर्शन देनेमातरसे 
जगतको प्रसन्न करता है, तब “चद्रतुल्य' माना 
जाता है। राजा अपने गुप्तचरोंके द्वारा समस्त 
संसारे व्याप्त रहता है, इसलिये वह “वायुरूप' 
है तथा दोष देखकर दण्ड देनेके कारण ' सर्वसमर्थ 
अमराज' के समान माना गया है। जिस समय वह 
खोटी बुद्धिवाले दुष्टजको अपने कोपसे दगध 
करता है, उस समय साक्षात्‌ 'अग्निदेव”का रूप 
होता है तथा जब ब्राह्मणोंको दान देता है, उस 
समय उस दानके कारण वह धनाध्यक्ष 'कुबेर- 
तुल्य" हो जाता है। देवता आदिके निमित्त भूत 
आदि हविष्यकी घनी धारा बरसानेके कारण वह 
“वरूण” माना गया है। भूपाल अपने 'क्षमा' 
जामक गुणसे जब सम्पूर्ण जगत्को धारण करता 
है, उस समय “पृथ्वीका स्वरूप' जान पड़ता है 
तथा उत्साह, मन्त्र और प्रभुशक्ति आदिके द्वारा 
चह सबका पालन करता है, इसलिये साक्षात्‌ 
“भगवान्‌ विष्णु'का स्वरूप है॥ १७--२०॥ 


इस प्रकार आदि आश्नेय महालुशाणरमे “सामादि उपाया कथन नामक 
डो सौ छन्बीसका अध्याय पूय हुआ# २२६॥ 
BD 


४३० 


= अनिलिपुराण- 


दो सौ सत्ताईसवाँ अध्याय 
अपराधोंके अनुसार दण्डके प्रयोग 


पुष्कर कहते हैं-- राम! अब मैं दण्डनीतिका 
प्रयोग बतलाउँगा, जिससे राजाको उत्त गति 
प्राप्त होती है। तीन जौका एक 'कृष्णल' समझना 
चाहिये, पाँच कृष्णलका एक 'माव' 
साठ कृष्णल (अथवा बारह माष) ' आधे कर्ष'के 
बराबर बताये गये हैं। सोलह माषका एक 
“सुवरण' माना गया है। चार सुवर्णका एक 
“निष्क' और दस निष्कका एक ' धरण' होता है। 
यह ताच, चाँदी और सोनेका भान बताया गया 
है॥ १-३४ 

परशुरामजी! ताँचेका जो 'कर्ष' होता है, उसे 
विद्वानोंने 'कार्षिक' और 'कार्षापण' नाम दिया. 
है। ढाई सौ पण (पैसे) 'प्रथम साहस' दण्ड 
माना गया है, पाँच सौ पण “मध्यम साहस' और 
एक हजार पण “उत्तम साहस' दण्ड बताया गया 
है। चोरक द्वार जिसके धनकी चोरी नहं हुई है 
तो भी जो चोरीका धन वापस देनेवाले रजके 
'पास जाकर झूठ ही यह कहता है कि 'मेरा इतना 
धन चुराया गया है', उसके कथनको असत्यता 
सिद्ध होनेपर उससे उतना ही धन दण्डके रूपमे 
बसूल करना चाहिये। जो मनुष्य चोरीमें गये हुए 
'धनके विपरीत जितना धन यतलाता है, अथवा 
जो जितना झूठ बोलता है-उन दोतोसे राजाको 
दण्डके रूपमें दूना धन वसूल करना चाहिये; 
क्योंकि वे दोनों हौ धर्मको नहीं जानते। झूठी 
गवाही देनेवाले क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र-इन 
तीनों वर्णको कठोर दण्ड देना चाहिये; किंतु 
ब्राह्मणको केवल राज्यसे बाहर कर देना उचित 
है। उसके लिये दूसरे किसी दण्डका विधान नहीं 
है। धर्मज जिसने धरोहर हड्प ली हो, उसपर 
धरोहरके रूपमें रखे हुए वस्त्र आदिकी कीमतके | 


बराबर दण्ड लगाना चाहिये; ऐसा करनेसे धर्मको 
हानि नहाँ होतो। जो धरोहरको नष्ट करा देता है, 
अथवा जो धरोहर रखे बिना हो किसीसे कोई 


| वस्तु मगत है उन दोनोंको चोरके समान दण्ड 


देना चाहिये; या उनसे दून जुर्माना बसूल करना 
चाहिये। यदि कोई पुरुष अनजानमं दूसरेका धन 
बेच देता है तो वह (भूल स्वीकार कणेपर) 
निर्दोष माना गया है; परंतु जो जान-बूझकर अपना 
बताते हुए दूसरेका सामान बघता है, वह चोरके 
समान दण्ड पानेका अधिकारी है। जो अग्रिम 
मूल्य लेकर भी अपने हाथका काम बनाकर न 
दै, वह भी दण्ड देनेके हो योग्य है। जो देनेकी 
प्रतिज्ञा करके न दे, उसपर राजाको सुवर्ण 
(सोलह माष)-का दण्ड लगाना चाहिये। जो 
मजदूरी लेकर काम न करे, उसपर आठ कृष्णल 
जुर्माना लगाना चाहिये। जो असमयमें भृत्यका 
त्याग करता है, उसपर भी उतना ही दण्ड लगाना 
चाहिये। कोई वस्तु खरीदने या बेचनेके याद 
जिसको कुछ पश्षाताप हो, बह धनका स्वामी 
दस दिनके भीतर दाम लौटाकर माल ले सकता 
है। (अथवा खरीददारको ही यदि माल पसंद न 
आवे तो वह दस दिनके भीतर उसे लौटाकर 
दाम ले सकता है।) दस दिनसे अधिक हो 
जानेषर यह आदान-प्रदान नहीं हो सकता। 
अनुचित आदान-प्रदान करनेवालेपर राजाको छः 
सौका दण्ड लगाना चाहिये॥ ४-१४६ ॥ 

जो वरके दोषॉको न बताकर किसी कन्याका 
वरण करता है, उसको वचनदवारा दी हुई कन्या 
भी नहीं दी हुईके हो समान है। राजाको चाहिये 
कि उस व्यक्तिपर दो सौका दण्ड लगावे। जो 
[एकको कन्या देनेकी बात कहकर फिर दूसरेको 


दे डालता है, उसपर राजाको उत्तम साहस (एक 
हजार पण)-का दण्ड लगाना चाहिये। वाणी 
कहकर उसे कार्य-रूपमें सत्य केसे निस्संदेह 
पुण्यकी प्राप्ति होती है। जो किसी वस्तुको एक 
जगह देनेकी प्रतिज्ञा करके उसे लोभवश दूसरेके 
हाथ बेच देता है, उसपर छः सौका दण्ड लगाना 
चाहिये। जो ग्वाला मालिकसे भोजन-खर्च और 
बेतन लेकर भी उसकी गाय उसे नहीं लौटाता, 
अथवा अच्छी तरह उसका पालन-पोषण नहाँ 
करता, उसपर राजा सौ सुवर्णका दण्ड लगावे। 
जाँवके चारों ओर सौ भुके पेरेमें तथा नगरके 
चारों ओर दो सौ या तीन सौ धनुषके घे खेती 
करनी चाहिये, जिसे खड़ा हुआ ऊँट न देख 
सके। जो खेत चारों ओरसे घेरा न गया हो, 
उसकी फसलको किसौके दव नकसान पहुँचनेपर 
दण्ड नहीं दिया जा सकता। जो भय दिखाकर 
दूसरेके घर, पोखे, बगीचे अथवा खेतको 
हड्पनेकौ चेष्टा करता है, उसके ऊपर राजाको 
पाँच सौका दण्ड लगाना चाहिये। यदि उसने 
अनजानमें ऐसा किया हो तो दो सौका ही दण्ड 
लगाना उचित है। सीमाका भेदन करनेवाले सभी 
जलोगौको प्रथम श्रेणीके साहस (ढाई सौ पण)- 
का दण्ड देना चाहिये॥ १५-२२॥ 
परशुरामजी! ब्राह्मणको नीचा दिखानेवाले 
क्षत्रियपर सौका दण्ड लगाना उचित है। इसी 
अपराधके लिये वैश्यसे दो सौ जुर्माना वसूल करे 
और शूद्रको कैदमें डाल दे। क्षत्रियको कलंकित 
'करनेपर ब्राह्मणको पचासका दण्ड, वैश्यपर 
दोषारोपण करनेसे पचीसका और शुको कलंक 
'लगानेपर उसे बारहका दण्ड देना उचित है। यदि 
वैश्य क्षत्रियका अपमान करे तो उसपर प्रथम 


साहस (ढाई सौ पण)-का दण्ड लगाना चाहिये 
और शूद्र यदि क्षत्रियको गाली दे तो उसको 
जौभको सजा देनी चाहिये। ब्राह्मणोंको उपदेश 
करनेवाला शूद्र भी दण्डका भागी होता है। जो 
अपने शास्त्रजान और देश आदिका झूठा परिचय 
दे, उसे दूने साहसका दण्ड देना उचित है। जो 
शष्ठ पुरुषोकों पापाचारी कहकर उनके ऊपर 
आक्षेप करे, वह उत्तम साहसका दण्ड पानेके 
योग्य है। यदि वह यह कहकर कि 'मेरे मुँहसे 
प्रमादवश ऐसी बात निकल गयी है', अपना प्रेम 
प्रकट करे तो उसके लिये दण्ड घटाकर आधा 
कर देना चाहिये । माता, पिता, ज्येष्ठ राता, शुर 
तथा गुरुप आक्षेप करनेबाला और गुरुजनोंको 
रास्ता न देनेवाला पुरुष भी सौका दण्ड पानेके 
योग्य है । जो मनुष्य अपने जिस अंगसे दूसरे ऊँचे 
लोगॉंका अपराध करे, उसके उसी अंगको बिना 
विचारे शीघ्र ही काट डालना चाहिये। जो घमंडमें 
आकर किसी उच्च पुरुषकी ओर थूके, राजाको 
उसके ओठ काट लेना उचित है। इसी प्रकार 
यदि वह उसकी ओर मुँह करके पेशाब करे तो 
उसका लिङ्ग और उधर पीठ करके अपशब्द करे 
तो उसकी गुदा काट लेनेके योग्य है। इतना हौ 
नहीं, यदि वह ऊँचे आसनपर बैठा हो तो उस 
नोचके शरीरके निचले भागको दण्ड देना उचित 
है। जो मनुष्य दूसरेके जिस-किसी अंगको घायल 
करे, उसके भी उसी अंगको कुतर डालना 
चाहिये। गौ, हाथो, घोड़े और ऊँटको हानि 
'चहुँचानेवाले मनुष्योकि आधे हाथ और पैर काट 
लेने चाहिये। जो किसी (पराये) वृक्षके फल 
तोडे, उसपर सुवर्णका दण्ड लगाना उचित है। जो 
रास्ता, खेतकी सीमा अथवा जलाशय आदिको 


काटकर नष्ट करे, उससे नुकसानका दूना दण्ड 
दिलाना चाहिये। जो जानबूझकर या अनजानमें 
जिसके धनका अपहरण करे, वह पहले उसके 
धनको लौटाकर उसे संतुष्ट करे। उसके बाद 
राजाको भी जुर्माना दे। जो कुएँपरसे दूसरेकी 
रस्सी और घडा चुरा लेता तथा पौँसले नष्ट कर 
देता है, उसे एक मासतक कैदकी सजा देनी 
चाहिये। प्राणियोंको मारनेपर भी यही दण्ड देना 
उचित है। जो दस घडेसे अधिक अनाजकी चोरी 
करता है, वह प्राणदण्ड देनेके योग्य है । बाकीमें 
भी अर्थात्‌ दस घड़ेसे कम अनाजकी चोरी 
'करनेपर भी, जितने घड़े अन्नको चोरी करे, उससे 
ग्यारह गुना अधिक उस चोरपर दण्ड लगाता 
चाहिये। सोने-चाँदी आदि ढ्रव्यों, पुरुषों तथा 
स्तियोंका अपहरण करनेपर अपराधीको वधका 
दण्ड देना चाहिये। चोर जिस-जिस अंगसे जिस 
प्रकार मनुष्योके प्रतिकूल चेष्टा करत है, उसके 
उसी-उसी अंगको वैसी ही निहुरताके साथ 
कटवा डालना राजाका कर्तव्य है। इससे चोरको 
चेतावनी मिलती है। यदि ब्राह्मण बहुत थोड़ी 
मात्रामे शाक और धान्य आदि ग्रहण करता है तो 
ह दोषका भागी नहीं होता। गो-सेवा तथा देव- 
पूजाके लिये भी कोई वस्तु लेनेवाला ब्राह्मण 
दण्डके योग्य नहीं है। जो दुष्ट पुरुष किसोका 
प्राण लेनेके लिये उद्यत हो, उसका वध कर 
डालना चाहिये। दूसरोंके घर और क्षेत्रका अपहरण 
करनेवाले, परस्त्री साथ व्यभिचार करनेवाले, 
आग लगानेवाले, जहर देनेवाले तथा हथियार 
उठाकर मारनेको उद्यत हुए पुरुषको प्राणदण्ड | 
देना ही उचित है॥२३--३९॥ 

राजा गौआँको मारनेवाले तथा आततायी 
चुरुषोंका वध करे । परायी स्त्रीसे बातचीत न करे 
और मना करनेपर किसीके घरमें न घुसे। 
स्वेच्छासे पतिका वरण करनेवाली स्त्री राजाके 


ड्वारा दण्ड पानेके योग्य नहीं है, किंतु यदि नीच 
वर्णका पुरुष ऊँचे वर्णकी स्त्रीक साथ समागम 
करे तो यह वधके योग्य है। जो स्त्री अपने 
स्वामीका उल्लंघन (करके दूसरेके साथ व्यभिचार) 
करे, उसको कुत्तोंसे नोचवा देना चाहिये। जो 
सजातीय परपुरुषके सम्पर्के दूषित हो चुकी हो, 
उसे (सम्पतिके अधिकारसे वञ्चित करके) शरीर- 
निर्वाहमात्रके लिये अन्न देना चाहिये। पतिके 
ज्येष्ठ भ्रातासे व्यभिचार करके दूषित हुई नारीके 
मस्तकका बाल मुँडवा देना चाहिये। यदि ब्राह्मण 
वैश्वजातिकी स्त्रीसे और क्षत्रिय नीच जातिकी 
स्त्रीके साथ समागम करें तो उनके लिये भी यही 
दण्ड है। शद्रे साथ व्यभिचार करनेवाले क्षत्रिय 
और वैश्यको प्रथम साहस (ढाई सौ पण)-का 
दण्ड देना उचित है। यदि वेश्या एक पुरुसे 
वेतन लेकर लोभवश दूसरेके पास चली जाय तो 
वह दूना वेतन वापस करे और दण्ड भी दूना दे। 
स्त्री, पुत्र, दास, शिष्य तथा सहोदर भाई यदि 
अपराध करें तो उन्हें रस्सी अथवा याँसकी 
छड़ौसे पीट देना चाहिये। प्रहार पीठपर ही करना 
उचित है, मस्तकपर नहीं। मस्तकपर प्रहार 
करनेवालेको चोरका दण्ड मिलता है॥ ४० -४६॥ 

जो रक्षाके कामपर नियुक्त होकर प्रजासे 
रुपये ऐँठते हों, उनका सर्वस्व छीनकर राजा उन्हें 
अपने राज्यसे बाहर कर दे। जो लोग किसी 
कार्याथीके द्वारा उसके निजी कार्यम नियुक्त 
होकर वह कार्य चौपट कर डालते हैं, राजाको 
उचित है कि उन कूर और निर्दयी पुरुषोंका सारा 
धन छीन ले। यदि कोई मन्त्री अथवा प्राइविवाक 
(न्यायाधीश) विपरीत कार्य करे तो राजा उसका 
सर्वस्व लेकर उसे अपने राज्यसे बाहर निकाल 
दे। गुरुपलीगामीके शरीरपर भगका चिह अंकित 
करा दे। सुरापान करनेवाले महापातकीके ऊपर 
शराबखानेके झंडेका चिह्न दगवा दे। चोरी 


«अध्याय २२७० 


३३ 


करनेवालेपर कुतेका नाखून -गोदवा दे और 
ब्रह्महत्या करनेवालेके भालपर नरमुण्डका चिह 
अंकित कराना चाहिये। पापाचारी नोचोंको राजा 
रवा डाले और ब्राह्मणोंको देश-निकाला दे दे 
तथा महापातकी पुरुषॉका धन वरुण देवताके 
अर्पण कर दे (जलमें डाल दे)। गाँवमें भौ जो 
लोग चोरोंको भोजन देते हों तथा चोरीका माल 
रखनेके लिये घर और खजानेका प्रबन्ध करते 
हों, उन सबका भी वध करा देना उचित है। 
अपने राज्यके भीतर अधिकारके कार्यपर नियुक्त 
हुए सामन्त नरेश भौ यदि पापें प्रवृत हं तो 
उनका अधिकार छीन लेना चाहिये। जो चोर 
रें सँघ लगाकर चोरी करते हैं, राजाको उचित 
है कि उनके दोनों हाथ काटकर उन्हें तीखो 
शूलौपर चढ़ा दे। इसी प्रकार पोखरा तथा 
देवमन्दिर नष्ट करनेवाले पुरुषको भौ प्राणदण्ड 
दे। जो बिता किसी आपत्तिके सड़कपर पेशाब, 
'पाखाना आदि अपवित्र वस्तु छोड्ता है, उसपर 
कार्षाषणोंका दण्ड लगाना चाहिये तथा उसोसे 
बह अपवित्र वस्तु फेंकबाकर वह जगह साफ 
'करानी चाहिये। प्रतिमा तथा सौढीको तोड्नेवाले 
अतुष्योंपर पाँच सौ कर्षका दण्ड लगाना चाहिये। 
जो अपने प्रति समान बर्ताव करनेवालॉके साथ 
'विषमताका बर्ताव करता है, अथवा किसी 
'बस्तुकी कौमत लगानेमें बेईपानों करता है, 
उसपर मध्यम साहस (पाँच सौ कर्ष)-का दण्ड 
'लगाना चाहिये। जो लोग जनियोँसे बहुमूल्य 
पदार्थ लेकर उसकी कीमत रोक लें, राजा उनपर 
पृथक्‌-पृथक्‌ उत्तम साहस (एक हजार कर्ष)-का 
दण्ड लगावे। जो वैश्य अपने सामानोंको खराब 
करके, अर्थात्‌ बढ़िया चीजोमें घटिया चोजें 


| मिलाकर उन्हें मनमाने दामपर बेचे, वह मध्यम 
साहस (पाँच सौ कर्ष)-का दण्ड पानके योग्य 
है। जालसाजको उत्तम साहस (एक हजार कर्ष)- 
का और कलहपूर्वक अपकार करनेवालेको उससे 
दूना दण्ड देना उचित है। अभक्ष्य-भक्षण करनेवाले 
ख्राहाण अथवा शूहपर कृष्णलका दण्ड लगाना 
चाहिये। जो तराजूपर शासन करता है, अर्थात्‌ 
(डी मारकर कम तील देता है, जालसाजी करता 
है तथा ग्राहकको हानि पहुँचाता है-इन सबको 
और जो इनके साथ व्यवहार करता है, उसको भी 
उत्तम साहसका दण्ड दिलाना चाहिये। जो स्त्री 
जहर देनेवाली, आग लगानेवाली तथा पति, गुरु, 
हाण और संतानकी हत्या करनेवाली हो, उसके 
हाथ, कान, नाक और ओठ करवाकर, बैलकी 
पोठपर चढ़कर उसे राज्यसे बाहर निकाल देना 
चाहिये। खेत, घर, गाँव और जंगल नष्ट करनेवाले 
तथा राजाकी पत्नसे समागम करनेवाले मनुष्य 
'घास-फूसकी आगे जला देने योग्य हैं। जो राजाकी 
आज्ञाको घटा-बढाकर लिखता है तथा परस्त्रीगामी 
चुरुषों और चोरोंकों बिना दण्ड दिये ही छोड्‌ 
देता है, वह उत्तम साहसके दण्डका अधिकारी 
है। राजाकी सवारी और आसनपर बैठनेवालेको भी 
उत्तम साहसका ही दण्ड देना चाहिये। जो न्यायानुसार 
पराजित होकर भी अपनेको अपराजित मानता है, 
उसे सामने आनेपर फिर जीते और उसपर दूना 
दण्ड लगाबे। जो आमन्त्रित नहीं है, उसको बुलाकर 
लानेवाला पुरुष चथके योग्य है। जो अपराधी 
दण्ड देनेवाले पुरुषके हायसे छूटकर भाग जाता 
है; वह पुरुषार्थसे हीन है। दण्डकर्ताको उचित है 
कि ऐसे भौर मनुष्यको शारीरिक दण्ड न देकर 
उसपर धनका दण्ड लगाबे॥४७-६७॥ 


इस प्रकार आदि आश्तेय महापे 'दस्ड-प्रणयतका कथन” नामक 
दो सौं सतधसिका अध्याय पूरा हआ २२७॥ 
~ 


युद्ध-यात्राके सम्बन्धमें विचार 
पुष्कर कहते हैं-- जब राजा यह समझ ले | प्रति क्रोधका भाव प्रकट हुआ हो, शुभसूचक 


कि किसी बलवान्‌ आक्रन्द' (राजा)-के द्वार 
मेरा पार्णिग्राह' राजा पराजित कर दिया गया है 
तो वह सेनाको युद्धके लिये यात्रा करनेकी आज्ञा 
दे। पहले इस बातको समझ ले कि मेरे सैनिक 
खूब इष्ट-पुष्ट हैं, भृत्योंका भलीभाँति भरण-पोषण 
हुआ है, मेरे पास अधिक सेना मौजूद है तथा मैं 
मूलकौ रक्षा करोम पूर्ण समर्थ हूँ; इसके बाद 
सैनिकोंसे घिरकर शिविरमें जाय। जिस समय 
'शहुपर कोई संकट पढ़ा हो, दैवी और मनुषी आदि 
-बाधाओसे उसका नगर पीडित हो, तब युद्धके लिये 
यात्रा कली चाहिये। जिस दिशम भूकम्प आया 
हो, जिसे केतुने अपने प्रभावसे दूषित किया हो, 
उसी ओर आक्रमण करे। जब सेनामेँ शतको नष्ट 
'करनेका उत्साह हो, योद्धाओंके मनमें विपक्षियोंके | 


अंग फडक रहे हों, अच्छे स्व दिखायी देते हों 
तथा उत्तम निमित्त और शकुन हो रहे हों, तब 
रुके नगरप चढाई कली चाहिये। यदि वर्षाकालमें 
यतरा करो हो तो जिसमें पैदल और हाथियोंकी 
संख्या अधिक हो, ऐसी सेनाको कूच करनेकी 
आज्ञा दे। हेमन्त और शिशिए-ऋतुमें ऐसी सेना ले 
जाय, जिसमें रथ और घोड़ोंकी संख्या अधिक 
हो। वसन्त और आफम्भमे चतुरैगिणी 
सेनाको युद्धकै लिये नियुक्त करे। जिसमें पैदलॉंकी 
संख्या अधिक हो, बही सेना सदा शहुऑपर 
विजय पाती है। यदि शरीरके दाहिने भागमें कोई 
अंग फडक रहा हो तो उत्तम है। बये अंग, पीठ 
तथा हदयका फड़कना अच्छा नहीं है। इस प्रकार 
शरीरके चिहों, फोड़े-फुंसियों तथा फड़कने 


९-३ अपुण र खोसे और ठे छ सालीले अन्यले, हाल -रविप् तथा कापरक पसर के आउने 
गात एजपण्दलका वर्णन आया है। उ को बचे रखकर उसके मकी दि पच राजपण्डलोका और पीऐेकी 
हि चाए रजपण्लॉका विचार किसा गा है अगल“कफलके दो जड़े ए “मध्यम' और उही घण्डल' कह गये हँ। यधा-- 


हस चित्त लवी पीछेवाला पडा एकका मण्डल है, जो वपक शरा है। आक्रत्द विका चित्र होता 
ह। पुर कहते है- जब कोई घलकार आक (पित) फि (शडु)-को डलके रा्यपर चढ़ाई करके दवा दे हो उस शतु 
दरव पढ जातेपर वििगीय आफनै पित्रके सहयोगसे तथा आप्र स्रा अपने सेके श रान्यर चढ़ाई कर सकता है। 


«अध्याय २२९० 


४३५ 


आदिके शुभाशुभ फलॉको अच्छी तरह समझ 
लेना चाहिये। स्त्रियोके लिये इसके विपरीत फल 


बताया गया है। उनके बावे अंगका फड़कना शुभ 
होता है॥१--८॥ 


इस प्रकार आदि आग्लेय सहातुराणरसे “यारा बर्ण” नामक 
दो खाँ उल अध्याय पूय हुआ# २२८॥ 


दो सौ उनतीसवाँ अध्याय 


अशुभ और शुभ 

पुष्कर कहते हैं-- अब मैं शुभाशुभ स्वप्तोंका 
चर्णन करूँगा तथा दुस्वप्न-नाशके उपाय भौ 
'बतलाउँगा। नाभिके सिवा शरीरके अन्य अगम 
तृण और वृक्षोका उगना, काँसके बर्तनोंका मस्तकपर 
रखकर फोड़ा जाता, माथा मुँडाना, नम होना, मैले 
कपड़े पहनना, तेल लगना, कौचड़ लपेटना, ऊँचेसे 
गिरना, विवाह होना, गौत सुनना, जीणा आदिके 
बाजे सुनकर मन बहलाना, हिंडोलेपर चढ़ना, पद्म 
और लोहॉका उपार्जन, सपाँको मारना, लाल 
फूलसे भरे हुए वृक्षों तथा चाण्डालको देखना, 
सूअर, कुत्ते, गदहे और ऊँटोंपर चढ़ना, चिड्योकि 
'मांसका भक्षण करना, तेल पीना, खिचड़ी खाना, 
माताके गर्भम प्रवेश करना, चितापर चढ़ना, इद्रके 
'उपलध्यमे खड़ी की हुई ध्वजाका टूट पडन, सूर्य 
और चढ्रमाका गिरना, दिव्य, अन्तरिक्ष और 
भूलोकमेँ होनेवाले उत्पातॉंका दिखायी देना, देवता, 
ब्राह्मण, राजा और गुरुओंका कोप होना, 
जाचना, हँसना, व्याह करना, गीत गाना, यौणाके 
'सिवा अन्य प्रकारके बाजोंका स्वयं बजाना, नदीमें 
डूबकर नोचे जाना, गोबर, कोचड़ तथा स्याही 
'मिलाये हुए जलसे स्नान करना, कुमारी कन्याओँका 
आलिंगन, पुरुषोंका एक-दूसरेके साथ मैथुन, अपने 
अंगोंकी हानि, वमन और विरेचन करना, दक्षिण 
दिशाकी ओर जाना, रोगसे पीड़ित होना, फलोँकी 
हानि, धातुओंका भेदन, घरोंका गिरना, घरोमें झाडू 
देना, पिशाचो, राक्षसो, वानरों तथा चाण्डाले 
आदिके साथ खेलना, शतुसे अपमानित होना, उसकी 


ओरसे संकटका प्राप्त होना, गेरुआ वस्त्र धारण 


स्वप्नोंका विचार 
करना, गेरुए वस्त्रे खेलना, तेल पीना या उसमें 
नहाना, लाल फूलोंकी माला पहनना और लाल 
हो चन्दन लगाना-ये सब बुरे सवण हैं। इने 
दूसरोपर प्रकट न करना अच्छा है। ऐसे स्वप्न 
देखकर फिरसे सो जाना चाहिये। इसी प्रकार 
स्वलदोषकी शान्तिके लिये स्तान, ब्राह्मणोंका 
पूजन, तिलॉका हवन, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और 
सूर्यक गणोक पूजा, स्तुतिका पाठ तथा पुरुषसूक्त 
आदिका जप करना उचित है। रातके पहले 
प्रहरमें देखे हुए स्वण एक वर्षतक फल देनेवाले 
होते हैं, दूसरे प्रहरके स्वप्न छः महीनेमै, तीसरे 
प्रहरे तीन महीनेमँ, चौथे प्रहरके पंद्रह दिनोमें 
और अरुणोदयकी बेलापें देखे हुए स्वण दस ही 
दिनॉमें अपना फल प्रकट करते हैं॥१--१७॥ 
यदि एक हौ रातमें शुभ और अशुभ-दोनों 
हो प्रकारके स्वप्न दिखायी पढेँ तो उनमें जिसका 
पीछे दर्शन होता है, उसीका फल बतलाना 
चाहिये। अतः शुभ स्वप्न देखनेके पश्चात्‌ सोना 
अच्छा नहीं माना जाता है। स्वप्ममं पर्वत, महल, 
हाथी, घोड़े और बैलपर चढ्ना हितकर होता है। 
'परशुरामजी! यदि पृथ्वीपर या आकाशमें सफेद 
'फूलॉसे भरे हुए वृक्षका दर्शन हो, अपनी नाभिसे 
वृक्ष अथवा तिनका उत्पन्न हो, अपनी भुजाएँ 
और मस्तक अधिक दिखायी दें, सिरके बाल 
पक जायें तो उसका फल उत्तम होता है। सफेद 
फूलॉंकी माला और श्वेत वस्त्र धारण करना, 
चन्द्रमा, सूर्य और ताराओंको पकड़ना, परिमार्जन 
कसना, इन्द्रकी ध्वजाका आलिंगन करना, ध्वजाको 


ऊँचे उठाना, पृथ्वीपर पड़ती हुई जलकी धाराको 
अपने ऊपर रोकना, शब्ुओंकी बुरे दशा देखना, 
वाद-विवाद, जूआ तथा संप्राममें अपनी बिजय 
देखना, खीर खाना, रक्तका देखना, खूनसे नहाना, 
सुरा, मद्य अथवा दूध पीना, अस्त्रोंसे घायल होकर 
धरतीपर छटपटाना, आकाशका स्वच्छ होना तथा 
गाय, भैंस, सिंहिनी, हथिनी और घोडीको मुँहसे 
दुइना-ये सब उत्तम सवप हैं। देवता; ब्राह्मण 
और गुरुओकी प्रसन्नता, गौओके सींग अथवा 
चन्द्रमसे गिरे हुए जलके द्वारा अपना अभिषेक 
होना--ये स्वप्न राज्य प्रदान करनेवाले हैं, ऐसा 


समझता चाहिये। परशुरामजी ! अपना राज्याधिषेक 
होना, अपने मस्तकका काटा जाना, मलना, आगमें 
पढना, गृह आदियें लगी हुई आगके भीतर जलता 

'राजचिह्लोंका प्राप्त होना, आपने हाथसे वीणा बजाना-- 
ऐसे स्वत भी उत्तम एवं राज्य प्रदान करनेवाले हैं। 
जो स्वणके अन्तिम भागमें राजा, हाथी, घोड़ा, 
सु, बल तथा गायको देखता है, उसका कुटुम्ब 
बढ्ता है बैल, हाथी, महलको छत, पर्वत-शिखर 
तथा वृक्षपर चढ्ना, रोना, शीसे ची और विष्वाका 
लग जाना तथा अगम्या स्त्रीकै साथ समागम 
करना--ये सब शुभ सवण हैं॥ १८--३१॥ 


स प्रकार आहि आष महापु “शुत स्वप्न इलं हुःस्कण- विवारण" नामक 
डो सौ उनतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥२२९॥ 


oa 
दो सौ तीसवाँ अध्याय 


अशुभ और 
पुष्कर कहते हैं-- परशुरामजी! श्वेत वसम, 

स्वच्छ जल, फलसे भरा हुआ वृक्ष, 
आकाश, खेतमें लगे हुए अन्न और काला धान्य-- 
इनका यात्राके समय दिखायी देना अशुभ है। रुई, 
तृणमिश्रित सूखा गोबर (कंडा), धन, अङ्गार, 
गृह, करायल, मूँड़ मुड़ाकर तेल लगाया हुआ 
जान साधु, लोहा, कौचड़, चमड़ा, बाल, पागल 
मनुष्य, हिजड़ा, चण्डाल, पच आदि, बन्धनकी 
रक्षा करनेवाले मनुष्य, गर्भिणी स्त्री, विधवा, 
'तिलकी खली, मृत्यु, भूसी, राख, खोपड़ी, हड्डी 
और फूटा हुआ बर्तन-युद्यात्राके समय इनका 
दिखायी देना अशुभ माना जाता है। बाजोंका वह 
शब्द, जिसमें फूटे हुए झाँझकी भयंकर ध्वनि 
सुनायी पड़ती हो, अच्छा नहीं माना गया हैं। 
“चले आओ'--यह शब्द यदि सामनेकी ओरसे 
सुनायी पड़े तो उत्तम है, किंतु पौछेकी ओरसे 
शब्द हो तो अशुभ माना गया है। 'जाओ'--यह 
शब्द यदि पीछेकी ओरसे हो तो उत्तम है; किंतु 
आगेकी ओरसे हो तो निन्दित होता है। “कहाँ | 


जाते हो? ठहरो, न जाओ; वहाँ जानेसे तुम्हें कया 


शुभ शकुन 
लाभ है?'--ऐसे शब्द अनिष्टकी सूचना देनेवाले 


वाहन लड़खड़ाकर गिर पढे, हथियार टूट जायें, 
हार आदिके द्वारा मस्तकपर चोट लगे तथा छत्र 
और वस्त्र आदिको कोई गिरा दे तो ये 
सब अपशकुन मृत्युका कारण बनते हैं। भगवान्‌ 
विष्णुको पूजा और सतुति करनेसे अमंगलका 
जाश होता है। यदि दूसरी बार इन अपशकुनॉका 
दर्शन हो तो घर लौट जाय॥१-८६॥ 
यात्राके समय शेत पुष्पोंका दर्शन श्रेष्ठ माना 
जया है। भरे हुए भडका दिखायी देना तो बहुत 
ही उत्तम हैं। मांस, मछली, दूरका कोलाहल, 
अकेला वृद्ध पुरुष, पशुओ बकरे, गौ, घोड़े 
तथा हाथी, देवप्रतिम, प्रज्वलित अग्नि, दूय, 
ताजा गोबर, वेश्या, सोना, चाँदी, रल, बच, 
सरसों आदि ओषधियाँ, मूग, आयुधें तलवार, 
छाता, पीडा, राजचिह, जिसके पास कोई रोता न 
हो ऐसा शव, फल, थी, दही, दूध, अक्षत, दर्पण, 
मथु, शंख, ईख, शुभसूचक वचन, भक्त पुरुषोंका 


4 अध्याय २३१० 


४३७ 


'गाना-बजाना, मेघको गम्भोर र्जा, विजलौको 
चमक तथा मनका संतोष ये सब शुभ शकन हैं। 


[एक ओर सब प्रकारके शुभ शकुन और दूसरी ओर 
नको प्रसन्रता--ये दोनों वरावर हैं॥९--१३॥ 


इस उकार आदि आक महाुशणय 'हकुत-वर्णत” नमक 
चे सौ लीला अध्याव पूण हुआ# २३०॥ 
ae 
दो सौ इकतीसवाँ अध्याय 
शकुनके भेद तथा विभिन्न जीवोंके दर्शनसे होनेवाले शुभाशुभ फलका वर्णन 


पुष्कर कहते हैं-- राजाके ठहरले, जाने अथवा 
प्रश्‍न करनेके समय होनेवाले शकुन उसके देश 
और नगरके लिये शुभ और अशुभ फलकी 
सूचना देते हैं। शकुन दो प्रकारके होते है 
"दीप! और 'शान्त'। दैवका विचार कललेवाले 
ज्यौतिषियोंने सम्पूर्ण दी शकुनोंका फल अशुभ 
तथा शान्त शकुनोंका फल शुभ बतलाया है। 
चेलादीस, दिदी, देशदोस, क्रियादीह, स्तदी 
और जातिदौसके भैदसे दी शकुन छः प्रकारके 
तयै गये हैं। उनम पूर्व पूर्वको अधिक प्रबल 
समझना चाहिये। दिने विचरनेवाले प्राणी रात्रिम | 
और रातिम चलतेवाले प्राणी दिनमें विचरे 
दिखायी दें तो उसे “बेलादौष्त” जानना चाहिये।| 
इसी प्रकार जिस समय नक्षत्र, लग्न और ग्रह 
आदि क्रूर अवस्थाको प्राप्त हो जायं, यह भौ 
*बेलादीप्त के ही अन्तर्गत है। सूर्य जिस दिशाको 
जानेवाले हों, वह ' धूमिता', जिसमें मौजूद हों, 
बह 'ज्वलिता' तथा जिसे छोड़ आये हों, बह 
“अंगारिणी' मानी गयी है। ये तीन दिखाएँ 'दीप्त' 
और शेष पाँच दिशाएँ 'शान्त' कहलाती हैं। दो 
दिशामे जो शकुन हो, उसे 'दिग्दीप्त' कहा गया | 
है। यदि गाँवमें जंगली और जंगलमे ग्रामीण पशु- 
पक्षी आदि मौजूद हों तो. वह निन्दित देश है। 
इसी प्रकार जहाँ निन्दित वृक्ष हों, वह स्थान भी 
निन्य एवं अशुभ माना गया है॥१--७॥ 

विप्रवर! अशुभ देशमें जो शकुन होता है, 
उसे 'देशदोस” समझता चाहिये। अपने वर्णधर्मके 
बिपरीत अनुचित कर्म करनेवाला पुरुष 'क्रियादोल' 


'चतलाया गया है। (उसका दिखायी देना “क्रियादीस' 
शकुनके अन्तर्गत है।) फटी हुई भयंकर आवाजका 
सुनायो पड़ना 'रुतदौ्र' कहलाता है। केवल 
'मांसभोजत करनेवाले प्राणीको 'जातिदील' समझना 
चाहिये। (उसका दर्शन धौ ' जातिदीस' शकुन 
है) दोष अवस्थाके विपरीत जो शाकुन हो, वह 
'कान्त' बतलाया गय है। उसमें भी उपर्युक्त सभी 
भेद बलपूर्वक जानने चाहिये। यदि शान्त और 
दीहके भेद मिले हुए हो तो उसे 'मिश्र शकुन' 
कहते हैं। इस प्रकार विचारकर उसका फलाफल 
(बतलाना चाहिये॥ ८-१०॥ 

गौ, घोड़े, ऊट, गदहे, कु, सारिका (मैना), 
गृहगोधिका (गरर), चटक (गौरैया), भास 
(चोल या पुर्गा) और कछुए आदि प्राणी 'प्रामवासी' 
कहे गये हैं। बकरा, भेडा, तोता, गजराज, सूअर, 
पैसा और कौआ--ये ग्रामीण भी होते हैं और 
जंगली भौ। इनके अतिरिक और सभी जोब 
जंगली कहे गये हैं। बिल्ली और मुर्ग भी ग्रामीण 
था जंगली होते हैं; उनके रूपमें भेद होता 
है, इसीसे वे सदा पहचाने जाते हैं। गोकर्ण 
(खच्चर), मोर, चक्रवाक, गदहे, हारीत, कौए, 
कुलाह, कुक्कुभ; बाज, गौदड, खज़रीट, वानर, 
शत, चटक, कोयल, नीलकण्ठ (शयेन), कपिज्जल 
(चातक), तीतर, शतपत्र, कबूतर, खञ्जन, दात्यूह 
(जलकाक), शुक, राजीव, मुर्गा, भरदूल और 
सारंग--ये दिनम चलनेवाले प्राणी हैं। वागुरी, 
उल्लू, शरभ, रड, खरगोश, कछुआ, लोमासिका 
और पिंगलिका-ये रात्रिम चलनेवाले प्राणी 


४३८ 


+ अस्िपुरणन 


दमन 


बताये गये हैं। हंस, मूग, बिलाव, नेवला, रैछ, स, 
वृकारि, सिंह, व्यात्र, उँट, ग्रामीण सूअर, मनुष्य, 
श्वाविद, वृषभ, गोमायु, वृक, कोयल, सारस, घोड़े, 
गोधा और कौपीनधारी पुरुष-ये दिन और रात 
दोनों चलनेवाले हैं ॥ ११--१९॥ 

युद्ध और युद्धकी यात्राके समय यदि ये सभी 
जीव झुंड बाँधकर सामने आवें तो विजय 
दिलानेवाले बताये गये हैं; किंतु यदि पौछेसे आवें 
तो मृत्युकारक माने गये हैं। यदि नीलकण्ठ अपने 
'घोसलेसे निकलकर आवाज देता हुआ सामने 
स्थित हो जाय तो वह राजाको अपमानकी सूचना 
देता है और जब वह वामभागमें आ जाय तो 
'कलहकारक एवं भोजनमें बाधा डालनेवाला होता 
है। यात्राके समय उसका दर्शन उत्तम माना गया 
है; उसके बायें अंगका अवलोकन भी उतम है। 
यदि यात्राके समय मोर जोर-जोरसे आवाज दे 
तो चोरके द्वारा अपने धनकी चोरी होनेका संदेश 
देता है॥ २०--२२॥ 

परशुरमजी। प्रस्थानकालमें यदि मृग आगे- 
आगे चले तो वह प्राण लेनेवाला होता है। रौछ, 
चूहा, सियार, बाघ, सिंह, बिलाव, गदहे-ये यदि 
ल दिए जाते हों, गदहा जोर-जोस्से रेंकता 
हो और कपिकल पक्षी बायीं अथवा दाहिनी ओर 
स्थित हो तो ये सभी उत्तम माने गये हैं। किंतु 
कपिञ्जल पक्षी यदि पीछेकी ओर हो तो उसका 
'फल निन्दित है। यात्राकालमें तीतरका दिखायी 
देना अच्छा कहीं है। मृग, सूअर और चितकबरे 
हिरन-ये यदि बायें होकर फिर दाहिने हो जायें 
तो सदा कार्यसाधक होते हैं। इसके विपरीत यदि 
दाहिनेसे जायें चले जाये तो निन्दित माने गये हैं। 
बैल, घोड़े, गीदड़, बाघ, सिंह, बिलाव और 
गदहे यदि दाहिनेसे बायें जाये तो ये मनोवाज्छित 
चस्तुकी सिद्धि करनेवाले होते हैं, ऐसा समझना 
चाहिये। श्रृगाल, श्याममुख, छुच्छू (छङूँदर), 


पिंगला, गृहगोधिका, शूकरी, कोयल तथा पुँल्लङ्ग 
जाम धारण कलेवाले जीव यदि वाम-भागमे हों 
तथा स्वौलिंग तामवाले जीव, भास, कार, बंदर, 
कर्ण, छत्व, कपि, पिप्पीक, रुरु और शयेन 
ये दक्षिण दिशामे हों तो शुभ हैं। यात्ाकालमे जातिक, 
सर्प, खरगोश, सूर तथा गोधाका नाम लेना भी 
सुभ माना गया है॥ २३--२९॥ 

रौछ और चानरोका विपरीत दिशामें दिखायी 
देना अनिष्टकारक होता है। प्रस्थान करलेपर जो 
'कार्यसाधक बलवान्‌ शकुन प्रतिदिन दिखायी देता 
हो, उसका फल बिट्‌ पुरुषोंको उसी दिनके 
लिये बतलाना चाहिये, अर्थात्‌ जिस-जिस दिन 


दे, 
अनुष्योकि रॉगटे खड़े हो जायँ और सेनाके वाहन 
भयभीत हो उठें, तो वह भय बढ़ानेवाली- 
महान्‌ भयकी सूचना देनेवाली होती है, ऐसा 
समझना चाहिये। यदि पहले किसी उत्तम देशमें 
सारंगका दर्शन हो तो बह मनुष्यके लिये एक 


वर्षतक शुभकी सूचना देता है। उसे देखनेसे 
अशुभयें भी शुभ होता है। अतः यात्राके प्रथम 
हिन मनुष्य ऐसे गुणवाले किसी सारंगका दर्शन 
करे तथा अपने लिये एक वर्षतक उपर्युक्त रूपसे 
शुभ फलकी ग्रति होनेवाली समझे॥ ३०--३६॥ 


इल कार आदि आस्तेक महापुराकमं 'जकुत-कर्षत्” नामक 
दो खो कळो अध्याय पूरा हुआ# २३१७ 
Serer 


„अब्यय २३२० 


दो सौ बत्तीसवाँ अध्याय 
कौए, कुत्ते, गौ, घोड़े और हाथी आदिके द्वारा होनेवाले 
शुभाशुभ शकुनोंका वर्णन 


पुष्कर कहते हैं--जिस मासे बहुतेरे कौए 
शुके नगरमे प्रवेश करें, उसी म्स घेरा डालनेपर 
उस नगरके ऊपर अपना अधिकार प्राप्त होता है। 
यदि किसी सेना या समुदायमें बाया ओरसे भयभीत 
कौआ रोता हुआ प्रवेश करे तो बह आनेवाले 
अपार भयकी सूचना देता है। छाया (तम्बू, रावटी 
आदि), अङ्ग, वाहन, उपानह, छत्र और बस्त्र 
आदिके द्वारा कौएको कुचल डालनेपर अपने 
लिये मृत्युकी सूचना मिलती है। उसको पूजा 
करनेपर अपनी भी पूजा होती है तथा अन 
आदिके द्वारा उसका इष्ट करनेपर अपना भी शुभ 
होता है। यदि कौआ दरवाजेपर बारबार आया- 
जाया करे तो यह उस घरके किसो परदेशी 
व्यक्तिके आनेकी सूचना देता है तथा यदि वह 
कोई लाल या जली हुई वस्तु मकानके ऊपर 
डाल देता है तो उससे आग लगनेकौ सूचना 
मिलती है॥ १-४॥ 

भूुनदन। यदि वह मनुष्यके आगे कोई लाल 
वस्तु डाल देता है तो उसके कैद होनेकी बात 
अतलाता है और यदि कोई पीले रंगका द्रव्य 
सामने गिरता है तो उससे सोने-चाँदौकी प्राप्त 
सूचित होती है। सारांश यह कि वह जिस द्रव्यको 
अपने पास ला देता है, उसकी प्राप्ति और जिस 
इब्यको अपने यहाँसे उठा ले जाता है, उसको 
हानिकी ओर संकेत करता है। यदि वह आपने 
आगे कच्चा मांस लाकर डाल दे तो धनकी, 
मिट्टी गरवे तो पृथ्वीकी और कोई ख डाल दे 
तो महान्‌ साम्राज्यकी प्राप्त होती है। यदि यात्रा 
करनेवालेकी अनुकूल दिशा (सामने)-को ओर 
'कौआ जाय तो वह कल्याणकारी और कार्यसाधक 
होता है, परंतु यदि प्रतिकूल दिशाकी ओर जाय 


तो उसे कार्यमें बाधा डालनेवाला तथा भयंकर 
जानना चाहिये। यदि कौआ सामने काँव-काँव 
करता हुआ आ जाय तो वह यात्राका विघातक 
होता है। कौएका वामभागे होना शुभ माना गया 
है और दाहिने भागमें होनेपर वह कार्यका नाश 
करता है। वामभागमेँ होकर कौआ यदि अनुकूल 
दिशाकी ओर चले तो '्रे' और दाहिने होकर 
अनुकूल दिशाकी ओर चले शो 'मध्यप' माना 
जाता है; कित वामभागे होकर यदि वह विपरीत 
"दिशाको ओर जाय तो यात्राका निषेध करता है। 
याज्ञाकालमें घरपर कौआ आ जाय तो बह अभीष्ट 
कार्यको सिद्धि सूचित करता है। यदि चह एक 
पैर उठाकर एक आँखसे सूर्यकी ओर देखे तो 
भय देनेवाला होता है। यदि कौआ किसी वृक्षके 
खोखलेमें बैठकर आवाज दे तो वह महान्‌ अनर्थका 
कारण है। ऊसर भूमिमें बैठा हो तो भी अशुभ 
होता है, किंतु यदि वह कीचढ़में लिपटा हुआ हो 
जो उत्तम माना गया है। परशुरामजी। जिसकी 
चोँचमे मल आदि अपवित्र वस्तुएँ लगी हों, 
वह कौआ दीख जाय तो सभी कार्योंका साधक 
होता है। कौएक भाँति अन्य पक्षियोंका भी फल 
जानता चाहिये॥५--१३॥ 

यदि सेनाकौ छावनीके दाहिने भगम कुत्ते आ 
जायें तो वे ब्राहाणोकि विनाशकी सूचना देते हैं। 
इद््रध्वजके स्थानें हाँ तो राजाका और गोपुर 
(लगट) पर हों तो नगराधीशकौ मृत्यु सूचित 
करते हैं। घरके भीतर भका हुआ कुत्ता आवे तो 
गृहस्वामीकी मृत्युका कारण होता है। वह जिसके 
बावें अङ्गको सूँघता है, उसके कार्यकी सिद्धि 
होती है। यदि दाहिने अङ्ग और बायीं भुजाको 
सुँचे तो भय उपस्थित होता है। यात्रोके सामनेकी 


= अन्तियुराण- 


ओरसे आवे तो यात्रामे विश्न डालनेवाला होता 
है। भृगुनन्दन! यदि कुत्ता राह रोककर खड़ा हो 
तो मार्गमे चोका भय सूचित करता है; मुँहमें 
हड्डी लिये हो तो उसे देखकर यात्रा करनेपर कोई 
लाभ नहीं होता तथा रस्सी या चिथड़ा मुखमें 
रखनेवाला कुत्ता भौ अशुभसूचक होता है। जिसके 
मुँहमें जूता या मांस हो, ऐसा कुत्ता सामने हो तो 
शुभ होता है। यदि उसके मुँहमें कोई अमाङ्गलिक 
चस्तु तथा केश आदि हो तो उससे अशुभकी 
सूचना मिलती है। कुत्ता जिसके आगे पेशाब 
करके चला जाता है, उसके ऊपर भय आता है; 
किन्तु मूत्र त्यागकर यदि वह किसी शुभ स्थान, 
शुभ वृक्ष तथा माङ्गलिक वस्तुके समीप चला 
जाय तो बह उस पुरुषके कार्यका साधक होता 
है। परशुरामजी! कुतेको हौ भौति गौदड़ आदि 
भी समझने चाहिये॥ १४-२०॥ 

यदि गौएँ अकारण ही डकराने लगें तो समझना 
चाहिये कि स्वामोके ऊपर भय आनेवाला है। 
रातमें उनके बोलनेसे चोरोंका भय सूचित होता 
है और यदि वे विकृत स्वां करन्दन करें तो 
मृत्युकी सूचना मिलती है। यदि रमे बैल गर्जना 
करे तो स्वामीका कल्याण होता है और सांड 
आबाज दे तो राजाको विजय प्रदान करता है। 
यदि अपनी दी हुई तथा अपने घरपर मौजूद 
रहनेबाली गौएँ अभक्ष्य-भक्षण करें और अपने 
बछड़ोंपर भी खेह करना छोड़ दें तो गर्भक्षयकी 
सूचना देनेवाली मानी गयी हैं। चरसे भूमि 
खोदलेवाली, दीन तथा भयभीत गौएँ भय लानेवाली 
होती है। जिनका शरीर भौगा हो, रोम-रोप प्रसन्नतासे 
खिला हो और साँगोमि मिट्टी लगी हुई हो, वे 
गौएँ शुभ होती हैं। विज्ञ पुरुषको भैंस आदिके सम्बध 
भी यही सब शकुन बताना चाहिये॥ २६-२४३६ 8 

जीन कसे हुए अपने घोड़ेपर दूसरेका चढ़ना, 
उस घोड़ेका जलमें बैठना और भूमिपर एक हो 


जगह चक्कर लगाना अनिष्टका सूचक है। बिना 
किसी कारणके घोड़ेका सो जाना विपत्तिमें 
'डालनेवाला होता है। यदि अकस्मात्‌ जई और 
गुड़की ओरसे घोड़ेको अर्सच हो जाय, उसके 
महसे खुन गिरने लगे तथा उसका सारा बदन 
कपे लगे तो ये सब अच्छे लक्षण नहीँ हैं; इनसे 
अशुभकी सूचना मिलती है। यदि घोडा बगुलों, 
कबूतरों और सारिकाओंसे खिलवाड़ करे तो 
मृत्युका संदेश देता है। उसके नेत्रोंसे आँसू बहे 
तथा वह जीभसे अपना पैर चाटने लगे तो विनाशका 
सूचक होता है। यदि वह बायें टापसे धरती 
खोद, बायों करवटसे सोये अथवा दिनम नाद ले 
तो शुभकारक नहीँ माना जाता। जो घोडा एक 
बार मूत्र करनेवाला हो, अर्थात्‌ जिसका मूत्र एक 
बार थोडा-सा निकलकर फिर रुक जाय तथा 
निके कारण जिसका मुँह मलिन हो रहा हो, 
बह भय उपस्थित करनेवाला होता है। यदि वह 
चढ़ने न दे अथवा चढ्ते समय उलटे घरमे चला 
जाय या सवारकी बायीं पसलीका स्पर्श करने 
लगे तो वह यात्रामें विष्न पड़नेकी सूचना देता 
है। यदि शबु-योद्धाको देखकर हाँसने लगे और 
स्वामीके चरणोंका स्पर्श करे तो वह विजय 
दिलानेवाला होता है॥ २५-३१॥ 

यदि हाथी गाँवमें मैथुन करे तो उस देशके 
लिये हानिकारक होता है। हथिनो गाँवमें बच्चा दे 
या पागल हो जाय तो राजाके विनाशकी सूचना 
देती है। यदि हाथी चढ्ने न दे, उलट हथिसारमें 
चला जाय या मदकी धारा बहाने लगे तो वह राजाका 
घातक होता है। यदि दाहिने पैरको बायेपर 
रखे और सूँड्से दाहिने दाँतका मार्जन करे तो वह 
शुभ होता है॥ ३२-३४॥ 

अपना बैल, घोड़ा अथवा हाथी शुको सेनामें 
चला जाय तो अशुभ होता है। यदि थोड़ी हो 
दूस्में बादल घिरकर अधिक वर्षा करे तो सेनाका 


= अध्याय २३० 


अडर 


ह 


नाश होता है। चात्राके समय अथवा सुकालमें 
ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल हों, सामनेसे हवा आ 
रही हो और छत्र आदि गिर जायें तो भय उपस्थित 
होता है। लड्नेवाले योद्धा हर्ष और उत्साहमें भरे 
हों और ग्रह अनुकूल हों तो यह विजयका लक्षण 


है। यदि कौए और मांसाहारी जीव-जनु योडाओंका 
तिरस्कार करें तो मण्डलका नाश होता है। 
पूर्व, पश्चिम एवं ईशान दिशा प्रसन्न तथा शान्त 
हों तो प्रिय और शुभ फलको प्राप्ति करानेवाल 
होती हैं॥ ३५--३७॥ 


इल अकार आदि आल्लेक महापुराणरमे 'शकुत-वर्णत/ नामक 
दो सा बतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ २३२५ 


दो सौ तैंतीसवाँ अध्याय 
यात्राके मुहूर्त और द्वादश राजमण्डलका विचार 


पुष्कर कहते हैं-- अब पै राजधर्मका आश्रय 
लेकर सबकी यात्राके विषयमें बताऊँगा। जब 
शुक्र अस्त हों अथवा नीच स्थानमें स्थित हों, 
विकलाक़ (अन्ध) हों, शत्रु-राशिपर विद्यमान हों 
अथवा वे प्रतिकूल स्थानम स्थित या विध्वस्त हों 
तो यात्रा नहीं करनी चाहिये। बुध प्रतिकूल स्थानमें 
स्थित हों तथा दिशाका स्वामी ग्रह भी प्रतिकूल 
हो तो यात्रा नहीं करनी चाहिये। वैधृति, व्यतीपात, 
जाग, शकुन, चतुष्पाद तथा किस्तुष्नयोगमें भी 
यात्राका परित्याग कर देना चाहिये। विपत्‌, मृत्यु, 
प्रत्यरि और जन्म--इन ताराऑमें, गण्डयोगमें 
तथा रिक्ता तिथिमें भी यात्रा न करे॥ १--४॥ 

उत्तर और पूर्व -इन दोनों दिशाओंकी एकता 
कही गयी है। इसी तरह पश्चिम और दक्षिण 
इन दोनों दिशाओँकी भी एकता मानी गयी है। 


वायव्यकोणसे लेकर अग्रिकोणतक जो परिघ- 
दण्ड रहता है, उसका उल्लङ्घन करके यात्रा नहीं 
करनी चाहिये। रवि, सोम और शनैक्षर--ये दिन 
यात्राके लिये अच्छे नहीं माने गये हैं॥५-६॥ 
कृत्तिकासे लेकर सात नक्षत्रसमूह पूर्व दशाम 
रहते हैं। मघा आदि सात नक्षत्र दक्षिण दिशामें 
रहते हैं, अनुराधा आदि सात नक्षत्र पश्चिम दिशामें 
रहते हैं तथा धनिष्ठा आदि सात नक्षत्र उत्तर 
दिशम रहते हैं। (अग्निकोणसे वायुकोणतक परिष- 
दण्ड रहा करता है; अतः इस प्रकार यात्रा करनी 
चाहिये, जिससे परिष-दण्डका उल्लङ्घन न हो )* 
पूरवो नक्षत्र उन-उन दिशाओकि द्वार हैं; सभी 
द्वार उन-उन दिशाओंके लिये उत्तम हैं। अब मैं 
तुम्ह छायाका मान बताता हूँ॥७ १॥ 
रविवारको बौस, सोमवारको सोलह, 


पसल पिय या दक्षिन जले परियन लाइन सोणा 


मङ्गलवारको पंद्रह, बुधको चौदह, बृहस्पतिको 


तेरह, शुक्रो बारह तथा शनिवारको ग्यारह 
“छायामान' कहा गया है, जो सभी कमोके लिये 
विहित है। जन्म-सत्रमे तथा सामने इन्द्रघनुष 
उदित हुआ हो तो मनुष्य यात्रा न करे। शुभ 
शकुन आदि होनेपर श्रीहरिका स्मरण करते हुए 
'विजययात्रा करनी चाहिये॥ ८-१०६॥ 

परशुरमजी! अब मैं आपसे मण्डलका विचार 
'बतलाउँगा; राजाकी सब प्रकारसे रक्षा करनी 
चाहिये। राजा, मन्त्री, दुर्ग, कोष, दण्ड, मित्र 
और जनपद ये राज्यके सात अङ्ग बतलाये जाते 
हैं। इन सात अङ्गोसे यक्त राज्यमें विष्न डालनेवाले 
पुरुषका विनाश करना चाहिये। राजाको उचित 
है कि अपने सभी मण्डलॉमें वृद्धि करे। अपना 
मण्डल हो यहाँ सबसे पहला मण्डल है। 
सामन्त-नरेशॉको ही उस मण्डलका शत्रु जानना 
चाहिये। 'विजिगीषु' राजाके सामनेका सौमावर्ती 
सामन्त उसका शत्रु है। उस शत्र-राज्यसे जिसको 
सौमा लगी है, वह उक्त शत्रुका शत्रु होनेसे 
'विजिगीषुका मित्र है। इस प्रकार शत्रु भित्र, 
अत, भित्रमित्र तथा अरिमित्र-मित्र--ये पाँच 
'मण्डलके आगे रहनेवाले हैं। इनका वर्णन किया | 
गया; अब पीछे रहनेवालॉको बताता हुँ; 
सुनिये॥ ११-१५३॥ 

'पीछे रहनेवालॉमें पहला “पार्रिगग्राह” है और 
उसके पीछे रहनेवाला 'आक्रन्द' कहलाता है। 
तदनन्तर इन दोनोंके पीछे रहनेवाले “आसार” 
होते हैं, जिन्हें क्रमशः “पार््गग्राहासार' और 
“आक्रन्दासार' कहते हैं। नसख्रेष्ठ! विजयकी इच्छा 
रखनेवाला राजा, शतके आक्रमणसे युक्त हो अथवा 
उससे मुक्त, उसकी विजयके सम्बन्धमे कुछ 


तिशवयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। विजिगीषु 


अङगु | तथा शत्रु दोनेकि असंगठित रहनेपर उनका निग्रह 


और अनुग्रह करनेमें समर्थ तटस्थ राजा “मध्यस्थ' 
कहलाता है। जो बलवान्‌ नरेश इन तीनोकि निग्रह 
और अनुग्रहं समर्थ हो, उसे “डदासीन' कहते 
हैं। कोई भी किसीका शत्रु या मित्र नहीं है; 
सभी कारणवश ही एक-दूसरेके शत्रु और मित्र 
होते है।इस प्रकार मैंने आपसे यह बारह राजाओके 
मण्डलका वर्णन किया है॥ १६--२०॥ 

शज्रुओंके तोन भेद जानने चाहिये-कुल्य, 
अनन्तर और कृत्रिम। इनमें पूर्व-पूर्व शत्रु भारी 
होता है। अर्थात्‌ 'कृत्रिम'की अपेक्षा ' अनन्तर' 
और उसकी अपेक्षा 'कुल्य' शत्रु बढ़ा माना गया 
है; उसको दबाना बहुत कठिन होता है ।' अनन्तर' 
(सीमाप्रान्तवर्ती) शतु भी मेरी समझमें 'कृत्रिम' 
हौ है। पार्ण्णिप्राह राजा शुका मित्र होता है; 
तथापि प्रयक्षसे वह शका शरु भी हो सकता है। 
इसलिये नाना प्रकारके उपायद्वारा अपने पार्णिणप्राहको 
शान्त स्खे-डसे अपने वशमें किये रहे। प्राचीन 
नौति पुरुष भिक वार शको न्ट कर डालनेकी 
प्रशंसा करते हँ । सामन्त (सौमा-निवासी) होनेके 
कारण मित्र भी आगे चलकर शत्रु हो जाता है; 
अत: विजय चाहनेवाले राजाको उचित है कि 
यदि अपनेमें शक्ति हो तो स्वयं ही शत्रुका विनाश 
करे; (भित्रकी सहायता न से) क्योंकि मित्रका 
प्रताप बढ़ जानेपर उससे भी भय प्राप्त होता है 
और प्रतापहीन शस भी भय नहीं होता । विजिगीषु 
राजाको धर्मविजयी होना चाहिये तथा वह लोगॉको 
इस प्रकार अपने वशमें करे, जिससे किसौको 
उद्देश न हो और सबका उसपर विश्वास बना 
रहे ॥ २१-२६॥ 


इस परकार आदि आग्तेय महापुशाणमे “याशयण्डलचिन्ता आदिका कथन” मक 
दो सौ ैतीसव अध्याय दूत हुआ २३२० 
शी आम आफ 


|... दो सौ चौंतीसबाँ अध्याय 
दण्ड, उपेक्षा, माया और साम आदि नीतियोंका उपयोग 


पुष्कर कहते हैं- परशुरामजी! साम, भेद, 
दान और दण्डकी चर्चा हो चुकी है और अपने 
राज्यमें दण्डका प्रयोग कैसे करना चाहिये ?-यह 
बात भौ बतलायी जा चुकी है। अब शुके 
देशमें इन चारों उपायोके उपयोगका प्रकार बतला 
रहा हूँ॥ १॥ 

“गु और 'प्रकाश'-दो प्रकारका दण्ड 
कहा गया है। लूटा, गाँवको गर्दम मिला देना, 
खेती नष्ट कर डालना और आग लगा देना-ये 
“प्रकाश दण्ड' हैं। जहर देना, चुपकेसे आग 
लगाना, नाना प्रकारके मनुष्योंके द्वारा किसीका 
वध करा देना, सत्पुरुपोपर दोष लगाना और 
पानीको दूषित करना--ये “गुप्त दण्ड' हैं॥ २-३॥ 

भृगुनन्दन! यह दण्डका प्रयोग बताया गया; 
अब “उपेक्षा ' की बात सुनिये--जब राजा ऐसा समझे 
कि युद्धमें मेरा किसीके साथ वैर-विरोध नहीँ है, 
चय्थका लगाव अनर्थका हौ कारण होगा; संधिका 
परिणाम भी ऐसा ही (अनर्थकारी) होनेवाला है; 
सामका प्रयोग यहाँ किया गया, कितु लाभ न 
हुआ; दानकी नीतिसे भी केबल धनका क्षय ही 
होगा तथा भेद और दण्डके सम्बन्धसे भी कोई 
लाभ नहीं है; उस दशाम “उपेक्षा'का आश्रय ले 
(अर्थात्‌ संधि-विग्रहसे अलग हो जाय)। जब 
ऐसा जान पढ़े कि अमुक व्यक्ति शत्रु हो जानेपर 
भी मेरी कोई हानि नहीं कर सकता तथा मैं भी 
इस समय इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उस 
समय 'उपेक्षा' कर जाय। उस अवस्थामे राजाको 
उचित है कि वह अपने शत्रुको अवज्ञा (उपेक्षा)- 
से ही उपहत करे॥ ४--७॥ 

अब मायामय (कपटपूर्ण) उपायोका वर्जन 
करेगा । राजा झूठे उत्पातोंका प्रदर्शन करके शको 
उद्देशमें डाले। शत्रुकी छाबनोमें रहनेवाले स्थूल 


पक्षीको पकड़कर उसको पूँठमे जलता हुआ लूक 
बाँध दे; वह लूक बहुत यड़ा होना चाहिये। उसे 
बाँधकर पक्षीको उड़ा दे और इस प्रकार यह 
'दिखावे कि “शत्रुकी छावनीपर उल्कापात हो रहा 
है।। इसी प्रकार और भी बहुत-से उत्पात दिखाने 
चाहिये। भाँति-भौतिको माया प्रकट करनेवाले 
मदारियॉको भेजकर उनके द्वारा शुओंको उद्िप्र 
करे। च्वौतिषी और तपस्वी जाकर शतस कहें 
कि "तुम्हरे नाशका योग आया हुआ है।' इस 
तरह पृथ्वोपर विजय पानेकी इच्छा रखनेबाले 
राजाको उचित है कि अनेकों उपायोंसे शुको 
भवभौत करे। शत्रुऑंपर यह भी प्रकट करा दे 
कि 'मुझपर देवताओंकी कृपा है-मुझे उनसे 
वरदान मिल चुका है।' युद्ध छिड़ जाय तो अपने 
सैनिकोसे कहे--' वोरो ! निर्भय होकर प्रहार करो, 
येरे भित्रांकी सेनाएँ आ पहुँची; अब शतरुऑके 
पाँच उखड़ गये हैं-वे भाग रहे ह!--यों कहकर 
गर्जना करे, किलकारियाँ भरे और योद्धाओंसे 
'कहे--' मेरा शत्रु मारा गया।' देवताओंके आदेशसे 
वृद्धिको प्राप्त हुआ राजा कवच आदिसे सुसण्णित 
होकर युं पदार्पण करे॥ ८-१३ १॥ 

अब “इन्द्जाल 'के विषयमे कहता हूँ। राजा 
समयानुसार इनक मायाका प्रदर्शन करे। शवुऑंको 
'दिखावे कि “मेरी सहायताके लिये देवताओंकी 
जुङ्गी सेना आ गयी।' फिर शजु-सेनापर रक्ती 
वर्षा करे और मायाद्वारा यह प्रयत्न करे कि 
'महलके ऊपर शबुओंके कटे हुए मस्तक 
दिखायो दें॥ १४-१५६॥ 

अब मैं छः गुणोंका वर्णन करूँगा; इनमें संधि” 
और "विग्रह" प्रधान हैं। संधि, विग्रह, यान, 
आसन, द्वैधोभाव और संत्रय--ये छः गुण कहे 
गये हैं। किसी शर्तपर शके साथ मेल करना 


*संधि' कहलाता है। युद्ध आदिके द्वार उसे हानि | 
पहुँचाना 'विग्रह': है। विजयाभिलाषी राजा जो 
शुके ऊपर चढ़ाई करता है, उसोका नाम यात्रा" 
अथवा 'यान' है। विग्रह छेड़कर अपने ही दशमे 
स्थित रहना 'आसन' कहलाता है। (आधी सेनाको 
किलेमें छिपाकर) आधी सेनाके साथ युद्धको 
यात्रा काला 'टैघीभाव' कहा गया है। उदासीन 
अथवा मध्यम राजाकी शरण लेनेका नाम 'संश्रय' 
३॥१६-१९६॥ 

जो अपनेसे हौन न होकर बराबर या अधिक 
प्रबल हो, उसौके साथ संधिका विचार करना 
चाहिये। यदि राजा स्वयं बलवान्‌ हो और शत्रु 
अपनेसे हीन--निर्बल जान पड़े, तो उसके साथ 
विग्रह करना ही उचित है। हौनावस्थामे भौ यदि 
अपना पार्शिग्राह विशुद्ध स्वभावका हो, तभी 
बलिष्ठ राजाका आश्रय लेना चाहिये। यदि 


चुड़के लिये यात्रा न करके बैठे रहनेपर भी 
राजा अपने शुके कार्यका नाश कर सके तो 
पार्थ्यग्राहका स्वभाव शुद्ध न होनेपर भी वह 
विरह ठानकर चुपचाप बैठा रहे। आथवा पिप्रा 
स्वभाव शुद्ध न होनेपर राजा टरैधीभाव-नीतिका 
आश्रय ले। जो निस्संदेह बलवान्‌ राजाके विग्रहका 
शिकार हो जाय, उसीके लिये संश्रय-नीतिका 
अवलम्बन उचित माना गया है। यह 'संश्रय' 
साम आदि सभी गुणोंमें अधम है। संश्रयके योग्य 
अवस्थामे पड़े हुए राजा यदि युद्धकी यात्रा करें 
तो वह उनके जन और धनका नाश कल्लेवाली 
जतायो गयो है। यदि किसौकी शरण लेनेसे 
पीछे अधिक लाभकी सम्भावना हो तो राजा 
संत्रवका अवलम्बन करे। सब प्रकारकी 
शक्तिका नाश हो जानेपर ही दूसरेकी शरण लेनी 
चाहिये॥ २०-२५॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमे 'बाड्गुण्यका वर्णन नामक 
दो सौ चाँतीसयाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २३५४ 


दो सौ पैंतीसवाँ अध्याय 


राजाकी 

पुष्कर कहते हैं-- परशुरामजी ! अब निरन्तर 
किये जाने योग्य कर्मका वर्णन करता हुँ, जिसका 
प्रतिदिन आचरण करना उचित है। जब दो घड़ी 
रात बाकी रहे तो राजा नाना प्रकारके वाहो, 
बन्दीजनोद्वारा की हुई स्तुतयो तथा मङ्गल-ीतोकी 
ध्वनि सुनकर निद्राका परित्याग करें। तत्पक्षात्‌ 
गूढ पुरुषों (गुप्तचरों)-से मिले। वे गुप्तचर ऐसे 
हों, जिन्हें कोई भी यह न जान सके कि ये 
जाके ही कर्मचारी हैं। इसके बाद विधिपूर्वक 
आय और व्ययका हिसाब सुने। फिर शौच आदिसे 
निवृत्त होकर राजा स्तानगृहमें प्रवेश करे। वहाँ | 
जरेशको पहले दन्तधावन (दाँतुन) करके फिर 
स्नान करना चाहिये। तत्पश्ात्‌ संध्योपासना करके 


नित्यचर्या 
भगवान्‌ वासुदेवका पूजन करना उचित है । तदनन्तर 
जा पचित्रतापूर्वक अग्रिमे आहति दे; फिर जल 
लेकर पितरोंका तर्पण करे। इसके बाद ब्राहाणोका 
आशीर्वाद सुनते हुए उन्हें सुवर्णसहित दूध देनेवाली 
गौ दान दे॥ १-५॥ 

इन सब कार्योंसे अवकाश पाकर चन्दन और 
आभूषण धारण करे तथा दर्पण अपना मुँह देखे। 
साथ हौ सुवर्णयुक्त घृतमें भी मुँह देखे। फिर 
दैनिक-कथा आदिका श्रवण करे। तदनन्तर वैद्यकी 
'जतायी हुई दवाका सेवन करके माङ्गलिक वस्तुऑका 
स्पर्श करे। फिर गुरुके पास जाकर उनका दर्शन 
करे और उनका आशीर्वाद लेकर राजसभामे प्रवेश 
करे॥६-७॥ 


“महाभाग! सभामें विराजमान होकर राजा ब्राहाणों, 
अमात्यो तथा मन्त्रयोसे मिले। साथ ही ट्वारपालने 
जिनके आनेकी सूचना दी हो, उन प्रजाओंको भी 
बुलाकर उह दर्शन दे; उनसे मिले। फिर इतिहासका 
श्रवण करके राज्यका कार्य देखे। नाना प्रकारके 
कायम जो कार्य अत्यन्त आवश्यक हो, उसका 
निक्षय करे। तत्क प्रजाके मामले-मुकइमोंको 
देखे और मन्त्रियोँके साथ गुप्त परामर्श को। 
मन्त्रणा न तो एकके साथ करे, न अधिक मनुष्योकि 
साथ; न मूखोकि साथ और न अविश्वसनोय पुरुषोके 
साथ हौ करे। उसे सदा गुप्तरूपसे हो करे; 
दूसरपर प्रकट न होने दे। मन्त्रणाको अच्छी तरह 
'छिपाकर रखे, जिससे राज्यमें कोई बाधा न पहुँचे। 
यदि राजा अपनी आकृतिको परिवर्तित न होने 
दे-सदा एक रूपमें रहे तो यह गुपत मन्त्रणाकी 
रक्षाका सबसे बडा उपाय माना गया है; क्योंकि 
बुद्धिमान विद्वान पुरुष आकार और चेष्टाएं देखकर 
ही गुप्तमन््रणाका पता लगा लेते हैं। राजाको 
उचित है कि सह ज्यौतिषियों, वैद्यों और मन्तियाँकी 


२३६० 


क्योकि ये लोग राजाको अनुचित कायाँसे रोकते 
और हितकर कामोमें लगाते हैं॥ ८-१२६ ॥ 
मन्त्रणा करके पश्चात्‌ राजाको रथ आदि 
ाहनोके हाँकने और शस्त्र चलानेका अभ्यास 
करते हुए कुछ कालतक व्यायाम करना चाहिये। 
युद्ध आदिके अवसरेपर वह स्नान करके 
'पूजित हुए भगवान्‌ विष्णुका, हवनके पश्चात्‌ प्रज्वलित 
हुए अग्रिदेवका तथा दान-मान आदिसे सत्कृत 
ब्रह्मणोंका दर्शन करे। दान आदिके पश्चात्‌ 
वस्त्राभूषणोसे विभूषित होकर राजा भलीभाँति 
जँचे-बुझे हुए अनका भोजन करे। भोजनके अनन्तर 
पान खाकर बायाँ करवटसे थोड़ी देरतक लेटे। 
प्रतिदिन शास्त्रका चिन्तन और योद्धाओं, अन- 
भण्डार तथा शस्त्रागारका निरीक्षण करे। दिनके 
अततम सायं-संध्या करके अन्य कायाँका विचार 
करे और आवश्यक कामॉपर गुप्तचरोंको भेजकर 
त्रिं भोजनके पश्चात्‌ अत्त:पुरमें जाकर रहे। वहाँ 
संगीत और बादयॉसे मनोरञ्जन करके सो जाय तथा 
'दूसरोंके द्वारा आत्परक्षाका पूरा प्रबन्ध रखे। राजाको 


बात माने। इससे वह ऐश्वर्यको प्राप्त करता है; 
इस आकार आदि आग्रेक महुरणमें 


प्रतिदिन ऐसा हौ करना चाहिये॥ १३--१७॥ 
“आत्याहिक राजकर्मका कथन” जसका 


दो खा पलको अध्याय पूरा हुआ ॥ २३५॥ 
Serr 


दो सौ छत्तीसवाँ अध्याय 
संग्राम-दीक्षा-युद्धके समय पालन करनेयोग्य नियमोंका वर्णन 


पुष्कर कहते हैं-परशुरामजी! अब मैं 
रणयातराकी विधि बतलाते हुए संप्रामकालके लिये 
उचित कर्तव्योंका वर्णन करूँगा। जब राजाकी 
चुद्धयात्रा एक सप्ताहमे होेवाली हो, उस समय 
पहले दिन भगवान्‌ विष्णु और शंकरजीकी पूजा 
करनी चाहिये। साथ ही मोदक (मिठाई) आदिके 


पूजा करके निम्ताङ्कित ( भाववाले) मनका स्मरण 

-' भगवान्‌ शिव! आप तीन नेत्रॉसे विभूषित, 
“सरके नामसे प्रसिद्ध, वरदायक, वामन, 
'विकटरूपधारी और स्वणके अधिष्ठाता देवता 
हैं; आपको बारंबार नमस्कार है। भगवन्‌! आप 


द्वारा गणेशजीका पूजन करना उचित है। दूसरे 
दिन दिक्यालॉकी पूजा करके राजा शयन करे। 
शय्यापर बैठकर अथवा उसके पहले देवताओंकी 


देवाधिदेवोके भी स्वामी, त्रिशूलधारी और वृषभपर 
सवारी करनेवाले हैं। सनातन परमेश्वर! मेरे सो 
जानेपर स्वप्नमें आप मुझे यह बता दें कि 'इस 
जुद्ध मेख इट होनेवाला है या अनिष्ट?' उस समय 


ve 


9 अपुण + 


ममम ममम सरम 


पुगेहितको “य्ाग्रतो दूरपुदैति० ' (यजु०३४। १)-- 
इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये। तीसरे दिन 
दिशाओंको रक्षा करनेवाले रद्रों तवा दिशाओंके 
अधिपतियोकी पूजा करे; चौथे दिन ग्रहों और 
चौंचवें दिन अश्विनीकुमारोंका यजन करे। म्मे 
जो देवो, देवता तथा नदौ आदि पड़ें, उनका भो 
पूजन करना चाहिये। चुलोकमें, अन्तरिक्षमें तथा 
भूमिपर निवास करनेवाले देवताओंको बलि अर्पण 
करे। रातमें भूतगणोंकों भी बलि दे। भगवान्‌ 
वासुदेव आदि देवताओं तथा भद्रकाली और लक्ष्मी 
आदि देवियॉकी भी पूजा करे। इसके बाद सम्पूर्ण 
देवताओं प्रार्थना करे॥ १-८॥ 


इशान, तप्य, 
अपोर, वामदेव, सद्योजात, सूर्य, सोम, भौम, 
बुध, बृहस्पति, शुक्र, शैष, राहु, केतु, गणेश, 
कार्तिकेय, चण्डिका, उमा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, 
अह्याणी आदि गण, रु, रादि देव, अगि नाग, 
गरु तथा चुलोक, अन्तरिक्ष एवं भूमिषर निवास 
करनेवाले अन्यान्य देवता मेरी विजयके साधक 
हों। मेरी दी हुई यह भेंट और पूजा स्वीकार 
करके सब देवता युं मेरे शतरुओका मर्दन करें| 
देवगण! मैं माता, पुत्र और भूत्योंसहित आपकी 
शरणमे आया हूँ। आपलोग शद्रु-सेनाके पीछे 
जाकर उनका नाश करनेवाले हैं, आपको हमारा 
नमस्कार है। युद्धमें विजय पाकर यदि लौदूँगा 
तो. आपलोगॉको इस समय जो पूजा और भेट 
दी है, उससे भी अधिक माताम पूजा 
चढाउँगा'॥ ९-१४॥ 
छठे दिन राज्याभिवेककी भाँति विजय-स्रन 
करना चाहिये तथा यात्राके सातवें दिन भगवान 
त्रिविक्रम (वामन)-का पूजन करना आवश्यक 
है। नौराजनके लिये बताये हुए मनोरा अपने 
आयुध और वाहनको भी पूजा करे। साथ हो 


ह्मणोंके मुखसे “पुण्याह' और 'जय' शब्दके 
साथ निम्नाङ्कित भाववाले मन्त्रका श्रवण करे-- 
*राजन्‌! चुलोक, अन्तरिक्ष और भूमिपर निवास 
करनेवाले देवता तुम्हें दीर्घायु प्रदान करें। तुम 
देवताओके समान सिद्धि प्राप्त करो । तुम्हारी यह 
यात्रा देवताओंकी यात्रा हो तथा सम्पूर्ण देवता 
तुमही रक्षा करें।' यह आशीर्वाद सुनकर राजा 
आगे यात्रा करे। “न्ना गा०! (यजु० २। ३९) 
इत्यादि भनार धनुष-बाण हाथमे लेकर 
'सद्विष्णो:०' (यजु० ६।५) इस मन्त्रका जप 
करते हुए शुके सामने दाहिना पैर बढ़ाकर बत्तीस 
'घग आगे जाय; फिर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं 
उत्तमं जनके लिये क्रमशः हाथी, रथ, घोड़े तथा 
भार डोनेमें समर्थ जानवरपर सवार होवे 
और जुझाळ बाजोके साथ आगेकी यात्रा करे; 
पोछे फिरकर न देखे॥ १५--२०॥ 

एक कोस जानेके बाद ठहर जाय और देवता 
तथा ब्राह्मणोंकी पूजा करे। पीछे आती हुई अपनी 
सेनाकी रक्षा करते हुए ही राजाको दूसरेके देशमें 
यात्रा करनी चाहिये। विदेशमै जनेपर भी अपने 
देशके आचारका पालन करना राजाका कर्तव्य है। 
बह प्रतिदिन देवताओंका पूजन करे, किसीकी 
आय नष्ट न होने दे और उस देशके मनुष्योंका 
कभी अपमान न करे। विजय पाकर पुनः अपने 
जगरमें लौट आनेपर राजा देवताओंकी पूजा करे 
और दान दे। जब दूसरे दिन संग्राम छिड़नेवाला 
हो तो पहले दिन हाथी, घोड़े आदि बाहनोंको 
नहलावे तथा भगवान्‌ नृसिंहका पूजन करे। रात्रिमे 
छत्र आदि राजचिहोँ, अस्त्र-शस्त्रों तथा भूतगणोंकी 
अर्चना करके सेरे पुनः भगवान्‌ नृसिंहकी एवं 
सम्पूर्ण वाहन आदिकी पूजा करे। पुरोहिते दवारा 
हवन किये हुए अघ्रिदेवका दर्शन करके स्वयं भी 
उसमें आहुति डाले और ब्राह्मणोंका सत्कार 
करके धनुष-बाण ले, हाथो आदिपर सवार हो 


+ अध्याय २३६० 


युद्धके लिये जाय। शत्रुके देशमें अदृश्य रहकर 
प्रकृति-कल्पना (मोर्चाबंदी) करे। यदि अपने 
पास थोडे-से सैनिक हों तो उन्हें एक जगह 
संगठित रखकर युद्धमें प्रवृत्त करे और यदि 
योद्धाको संख्या अधिक हो तो उन्‍हें इच्छानुसार 
कैला दे (अर्थात्‌ उन्हें बहुत दूरमें खडा करके 
चुड्में लगावे) ॥ २९-२७॥ 

थोड़े-से सैनिकॉका अधिक संख्यावाले 
चोद्धाओंके साथ युद्ध करनेके लिये 'सूचौमुख' 
नामक व्यूह उपयोगी होता है। व्यूह दो प्रकारके 
बताये गये हैं-प्राणियोंक शरीरकी भौति और 
दव्यस्वरूप। गरुङव्यूह, मकरव्यूह, चक्रव्यूह, 
सर्वतोभद्रमण्डलब्यूह और सूचीव्यूह --ये नौ व्यूह 
प्रसिद्ध हं। सभी व्यूहोंके सैनिकॉको पाँच भागोंमे 
विभक्त किया जाता है। दो पक्ष, दो अनुपक्ष और 
एक पाँचवाँ भाग भी अवश्य रखना चाहिये। 
योद्धाओकि एक या दो भागोंसे युद्ध के और 
तीन भागोंको उनकी रक्षाके लिये रखे। स्वयं 
राजाको कभी व्यूहमें नियुक्त नहँ करना चाहिये; 
क्योंकि राजा ही सबकी जड़ है, उस जड़के कट 
जानेपर सारे राज्यका विनाश हो जाता है; अतः 
स्वयं राजा युद्ध प्रवृत न हो। वह सेनाके पीछे 
'एक कोसकी दूरीपर रहे। वहाँ रहते हुए राजाका 
यह कार्य बताया गया है कि वह युस भागे हुए 
'सिपाहियोँको उत्साहित करके धैर्य बैधावे । सेनाके 
प्रधान (अर्थात्‌ सेनापति)-के भागने या मारे जानेपर 
सेना नहीं ठहर पाती। व्यूहे योडाओँको न तो 
'एक-दूसरेसे सटाकर खड़ा करे और न बहुत 
दू-दूपर ही; उनके बीचमें इतनी हो दूरी रहनी 
चाहिये, जिससे एक-दूसरेके हथियार आपसमें 
कराने न पावें॥ २८--३५॥ 

जो शह्-सेनाकी मोर्चाबंदी तोड़ना चाहता 
हो, बह अपने संगठित योद्धाओंके दवारा ही उसे. 


तोडेका प्रयत करे तथा इतके द्वारा भी यदि 
अपनो सेनाके व्यूह-भेदनके लिये प्रयत्न हो रहा 
हो तो उसको रक्षाके लिये संगठित बीरोंको ही 
नियुक्त करना चाहिये। अपनी इच्छाके अनुसार 
सेनाका ऐसा व्यूह यनावे, जो शत्रुके व्यूहमे घुसकर 
(उसका भेदन कर सके। हाथीके पैरोंकी रक्षा 
केके लिये चार रथ नियुक्त करे। रथकी रक्षके 
लिये चार घुड्सवार, उनकी रक्षाके लिये उतने 
ही ढाल लेकर युद्ध करनेवाले सिपाही तथा 
डालवालोके बराबर ही धनुर्धर वोरोंको तैनात 
करे। युद्धमें सबसे आगे ढाल लेनेवाले योड़ाओंको 
स्थापित करे। उनके पीछे धनुर्धर योद्धा, धनुर्धरोंकि 
पोछे घुड्सवार, घुड़सवारोंके पीछे रथ और रथोंके 
पीछे राजाको हाथियोंकी सेना नियुक्त करनी 
चाहिये॥ ३६--३९॥ 

(पैदल, हाथीसवार और घुड्सवारोको प्रयक्रपू्वक 
धर्मानुकूल युद्धम संलग्र रहना चाहिये। युद्धके 
मुहानेपर शूरवीराँको हो तैनात को, डरपोक 
स्वभाववाले सैनिकॉको वहाँ कदापि न खड़ा होने 
दे। शूरबीराँको आगे खड़ा करके ऐसा प्रबन्ध 
करे, जिससे वीर स्वभाववाले योड़ाओको केवल 
शहुओँका जत्थामात्र दिखायी दे (उनके भयंकर 
पणक्रमपर उनकी दृष्टि न पढे); तभी वे शुंको 
भगानेवाला पुरुषार्थ कर सकते हैं। भौर पुरुष 
आगे रहें तो खे भागकर सेनाका व्यूह स्वयं ही 
तोड़ डालते हैं; अतः उन्हें आगे न रखे। 
वीर आगे रहनेपर भीरु पुरुषोंको युद्धके लिये 
सदा उत्साह ही प्रदान करते रहते हैं। जिनका 
कद ऊँचा, नासिका तोतेके समान नुकीली, दृष्टि 
सौम्य तथा दोनों भौह मिली हुई हं, जो क्रोधी, 
'कलहप्रिय, सदा हर्ष और उत्साहे भरे रहनेवाले 
तथा कामपरायण हों, उन्हें शूरवीर समझना 
चाहिये ॥ ४०-४३ ३॥ 

संगठित वीरोमेसे जो मारे जाये अथवा घायल 


पसम 


हों, उनको युद्धभूमिसे दूर हटाना, युद्धके भीतर 
जाकर हाथियॉंकों पानी पिलाना तथा हथियार 
पहुँचाना--ये सब पैदल सिपाहियोकि कार्य हं 
अपनी सेनाका भेदन करनेको इच्छा रखनेवाले 
'शब्ुओंसे उसको रक्षा करना और संगठित होकर 
युद्ध करनेवाले शत्रु-वीरोंका व्यूह तोड़ डालवा- 
यह ढाल लेकर युद्ध करनेवाले योद्धांका कार्य 
बताया गया है। युद्धमे विपक्षी योद्धाओँको मार 
भगाना धनुर्धर वीराँका काम है। अत्यन्त घायल 
हुए योद्धाको युद्धभूमिसे दूर ले जाना, फिर युद्धमे 
आना तथा शब्रुकी सेनामें जास उत्पन करना 
यह सब रथी वीरोका कार्य बतलाया जाता है। 
संगठित व्यूहको तोड़ना, टूटे हुएको जोड़ना तथा 
चहारदीवारी, तोरण (सदर दरवाजा), अट्टालिका 
और वृक्षोको भङ्ग कर डालना- यह अच्छे हाथीका 
पराक्रम है। ऊँची-नीची भूमिको पैदल सेताके 
लिये उपयोगी जानना चाहिये, रथ और घोडके 
लिये समतल भूमि उत्तम है तथा कौचड़से भरी 
हुई युद्धभूमि हाथियोंके लिये उपयोगी यतायी 
गयौ है॥ ४४-४९ ६॥ 

इस प्रकार व्यूह चना करके जब सूर्य पौठकी 
ओर हों तथा शुक्र, शनैक्षर और दिक्पाल अपने 
अनुकूल हौं, सामनेसे भन्द-मन्द हवा आ रही 
हो, उस समय उत्साहपूर्वक युद्ध करे तथा नाम 
एवं गोत्री प्रशंसा करते हुए सम्पूर्ण योडाओमें 
उत्तेजना भरता रहे। साथ हो यह बात भी 
बताये कि "यदम विजय होनेपर उत्तम-उत्तम 
भोगोंकी प्राप्ति होगी और मृत्यु हो जानेपर स्वर्गका 
सुख मिलेगा।' वीर पुरुष शबुऑको जीतकर 
मनोबाज्छित भोग प्राप्त करता है और युडमें 
प्राणत्याग करनेपर उसे परमगति मिलती है। इसके 
सिवा वह जो स्वामीका अन्न खाये रहता है, 
उसके ऋणसे छुटकारा पा जाता है; अतः 
समान श्रेष्ठ गति दूसरी कोई नहीं है। शूरवीर 


'शरीस्से जब रक्त निकलता है, तब वे पापमुक्त हो 
जाते हैं। युद्धमें जो शस्त्र-प्रहार आदिका कष्ट 
सहला पड़ता है, वह बहुत बड़ी तपस्या है। रणम 
प्राणत्याग करनेवाले शूरवीरके साथ हजारों सुन्दरी 
अप्सरा चलती हैं। जो सैनिक हतोत्साह होकर 
बुद्धले घौठ दिखाते हैं, उनका सारा पुण्य 
'मालिकको मिल जाता है और स्वयं उन्हें पग- 
पपर एक-एक ब्रहाहत्याके पापका फल प्राप्त 
होता है। जो अपने सहायकोंको छोड़कर चल 
देता है, देवता उसका विनाश कर डालते हैं। जो 
धसे पीछे पैर नहीं हटे, उन बहादुरोकि लिये 
अश्वमेध-वज्ञका फल यताया गया है॥ ५०--५६॥ 

यदि राजा धर्मपर दृढ़ रहे तो उसको विजय 
होती है। योद्धाओँको अपने समान योद्धाओंके 
साथ हौ युद्ध करना चाहिये। हाधीसवार आदि 
सैनिक हाथौसवार आदिके ही साथ युद्ध करें। 
भागनेवालोको न मारें। जो लोग केवल युद्ध 
देखनेके लिये आये हाँ, आथवा युद्धमें सम्मिलित 
होनेपर भी जो शस्त्रहीन एवं भूमिपर गिरे हुए हों, 
उनको भी नहीं मारना चाहिये। जो योद्धा शान्त 
हो या थक गया हो, जमे पड़ा हो तथा नदी 
या जंगलके बौचमें उतरा हो, उसपर भी प्रहार 
ज करे। दुर्दम शते नारके लिये कूटयुद्ध 
(कपटपूरण संग्राम) को । दोनों बाहें ऊपर उठाकर 
जोर-जोरसै पुकारकर कहे--'यह देखो, हमारे 
शत्रु भाग चले; भाग चले। इधर हमारी ओर 
मित्रोंकी बहुत बढी सेना आ पहुँची; शुओंकी 
सेनाका संचालन करनेवाला मार गिराया 
'गया। यह सेनापति भी मौतके घाट उतर गया। 
साथ ही शज्ुपक्षके राजाने भी प्राणत्याग कर 
दिया'॥५७--६०॥ 

आगते हुए विपक्षी योद्धाको अनायास ही 
मठ जा सकता है। धर्मके जाननेवाले परशुरामजी ! 
शत्रुओको मोहित करनेके लिये कृत्रिम धूपकी 


*अध्याद २३७० 


सुगन्ध भी फैलानी चाहिये। विजयको पताकाएँ 
दिखानी चाहिये, बाजोंका भवंकर समारोह करता 
चाहिये। इस प्रकार जब युद्धमे विजय प्राप्त हो 
जाय तो देवताओं और ब्राहाणोकी पूजा करनी 
चाहिये। अमात्यके द्वारा किये हुए बुदे जो ख 
आदि उपलब्ध हों, वे राजाको ही अर्पण करने 
चाहिये। शत्रुकी स्त्रियोंपर किसीका भी अधिकार 
नहीँ होता। स्त्री शुको हो तो भी उसको रक्षा 
ही करनी चाहिये। संग्राममें सहायकोंसे रहित 
शत्रुको पाकर उसका पुत्रकी भाँति पालन करना 
चाहिये। उसके साथ पुनः युद्ध करना उचित नहीं 


घर 
है। उसके प्रति देशोचित आचारादिका पालन 
करना कर्तव्य है॥ ६१--६४॥ 

युद्ध विजय पानेके पश्चात्‌ अपने नगरमे जाकर 
* ध्रुव” संडक नक्षत्र (नं उत्तर और रोहिणी)- 
में राजमहलके भोतर प्रवेश करे। इसके बाद 
देवताओंका पूजन और सैनिकोकि परिवारे भरण- 
पोषणका प्रबन्ध करना चाहिये। रुके यहाँसे 
मिले हुए धनका कुछ भाग भूत्योंको भी 
जाट दे। इस प्रकार यह रणको दीक्षा बतायी गयी 
है; इसके अनुसार कार्य केसे राजाको निश्चय 
ही विजयकी प्राप्ति होती है॥ ६५-६६॥ 


इस प्रकार आदि आफ्रेय महापुराणमे 'रणदाक- वर्ण नामक 
डो सौ छतसं अध्याय पूरा ङुआ॥ २३६॥ 


दो सौ सैँतीसवाँ अध्याय 
लक्ष्मीस्तोत्र और उसका फल 


पुष्कर कहते हँ-- परशुरामजी ! पूर्वकालमें 
इरे राज्यलक्षमीकी स्थिरताके लिये जिस प्रकार 
भगवती लक्ष्मीकी स्तुति को थी, उसी प्रकार 
राजा भी अपनी विजयके लिये उनका स्तवन 
करे॥ १॥ 

इन्द्र बोले-- जो सम्पूर्ण लोकॉकी जननी हैं, 
समुद्रसे जिनका आविर्भाव हुआ है, जिनके नेत्र 
खिले हुए कमलके समान शोभायमान हैं तथा जो 
भगवान्‌ विष्णुके चक्षःस्थलमें विराजमान हैं, उन 
लक्ष्मीदेवीको मैं प्रणाम करता हूँ। जगत्को पवित्र 
'करनेवाली देवि! तुम्हीं सिद्धि हो और तुमह 
स्वधा, स्वाहा, सुधा, संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, 
मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। शोभामयी देवि! 
तुह यज्ञविदया, महविधय,गहावया तथा मोक्षरूप 
फल प्रान करनेवाली आत्मविद्या हो। आन्वीक्षिकी 
(दर्शनशास्त्र), जयौ (ऋक्‌, साम, यजु), वार्ता 
(जीविका-प्रधान कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य 
कर्म) तथा दण्डनीति भी तुमही हो। देवि! तुम 
स्वयं सौम्यस्वरूपवाली (सुन्दरी) हो; अतः तुमसे 


व्याप्त होनेके कारण इस जगतका रूप भी सौम्य-- 
मनोहर दिखायी देता है। भगवति! तुम्हारे सिवा 
दूसरी कौन स्त्री है, जो कौमोदकी गदा धारण 
करेबाले देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुके अखिल 
दमय विग्रहकों, जिसका योगीलोग चिन्तन करते 
हैं, अपना निवासस्थान बना सके। देवि! तुम्हारे 
त्याग नेसे समस्त त्रिलोकी नहप्राय हो गयी थी; 
किंतु इस समय पुनः तुम्हारा ही सहारा पाकर यह 
समृद्धिूर्ण दिखायी देती है। महाभागे तुम्हार 
कृपादृष्टिसे हौ मनुष्योंको सदा स्त्री, पुत्र, गृह, 
मित्र और धन-धान्य आदिकी प्राप्ति होती है। 
देवि! जिन पुरुषोंपर आपकी दयादृष्टि पड़ जाती 
है, उन्हें शरीरको नीरोगता, ऐश्य, शतुपक्षको 
हानि और सब प्रकारके सुख--कुछ भी दुर्लभ 
नहीं हैं। मतः! तुम सम्पूर्ण भूतोकी जननी और 
देवाधिदेव विष्णु सबके पिता हैं। तुपने और 
भगवान्‌ विष्णुने इस चराचर जगत्को व्याप्त कर 
रखा है। सबको पवित्र करनेवाली देवि! तुम 
मेरी मान-प्रतिष्ठ, खजाना, अन्त-भण्डार, गृह, 


साज-सामान, शरीर और स्त्री-किसीका भी | उसके शील आदि सभी गुण तत्काल दुर्गुणके 


त्याग न करो। भगवान्‌ विष्णुके 


वक्षःस्वलमें वास | रूपमें बदल जाते हैं। कमलके समान नेत्रॉवाली 


करनेवाली लक्ष्मी! मेरै पुत्र, मित्रवर्ण, पशु तथा देवि! म्रह्माजीकी जिह्मा भी तुम्हारे गुणोंका 


आभूषर्णोको भी न त्यागो। विमलस्वरूपा 


ममलस्वरूपा देवि! | वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हो सकती। मुझपर 


जिन मनुष्यको तुम त्याग देती हो, उन्हें सत्य, | पसनन हो जाओ तथा कभी भी मेरा परित्याग न 
समता, शौच तथा शील आदि सद्गण भी तत्काल | करो॥२-१७॥ 

ही छोड़ देते हैं। तुम्हारी कृपादृ्टि पड़नेपर गुणहौन | पुष्कर कहते हैं-इन्रके इस प्रकार 
मनुष्य भी तुरत ही शील आदि सम्पूर्ण उत्तम गुणों | स्तवन करलेपर भगवती लक्मनेउरहें राज्यकी स्थिरता 


तथा पीढ़ियॉतक बने रहनेवाले 
जाते हैं। देवि! जिसको तुमने 
एक बार देख लिया, वही श्लाष्य 


ऐसे युक हो | और संग्रामं विजय आदिका अभीष्ट वरदान दिया। 
अपनी दयादृहिसे | साथ हो अपने स्तोत्रका पाठ या श्रवण करनेवाले 
घ्य (प्रशंसनीय), | पुरुषोकि लिये भी उन्होंने भोग तथा मोक्ष मिलनेके 


गुणवान्‌, धन्यवादका पात्र, कुलीन, बुद्धिमान्‌, शूर | लिये वर प्रदान किया। अतः मनुष्यको चाहिये 
और पराक्रमी हो जाता है। विषु! तुम जगत्‌की | कि सदा ही लक्ष्मीक इस स्तोत्रका पाठ और श्रवण 
माता हो। जिसकी ओरसे तुम मुँह फेर लेती हो, | करे" ॥ १८-१९॥ 


हल प्रकार 


आदि आद्रे महापे 'ऑस्ोकका वर्णन ' नायक 


डौ सौ सतस अध्याय पृष्ठ इआ २३०४ 


४ वरमिनदराय ऑफलम सुयाल च त्यस्य संगरयविजयादिकम्‌॥ 
किर शं सतत स्क पठेच्य ृजुयातर:॥ 
(पणन र।७। १-१९) 


= अध्याय २३८० 


दो सौ अड़तीसवाँ अध्याय 
श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति 


अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ! मैंने तुमसे 
पुष्करकी कही हुई नौतिका वर्णन किया है। अब 
तुम लक्ष्मणके प्रति श्रीरामचन्दरढारा कही गयी 
'विजयदायिनी नीतिका निरूपण सुनो। यह धर्म 
आदिको बढ्नेवाली है ॥ १॥ 

श्रीराम कहते हैं-- लक्ष्मण! न्याय (धान्यका 
'छठा भाग लेने आदि)-के द्वारा धनका आर्जन 
करना, अर्जित किये हुए्‌.धनको व्यापार आदि दाण 
बढ़ाना, उसकी स्वजनों और परजनोंसे रक्षा करना 
तथा उसका सपत्रं नियोजन करना (यञ्चादिमैँ तथा | 
'अजापालने लगाना एवं गुणवान्‌ पुत्रको सौँपना) 
ये राजाके चार प्रकारके व्यवहार बताये गये हैं। 
(राजा नय और पराक्रमसे सम्पन्न एवं भलीभौँति 
उद्योगशील होकर स्वमण्डल एवं परमण्डलकी 
लक्का चिन्तन करे!) नयका मूल है विनय 
और विनयकी प्राप्ति होती है, शास्त्रके निक्षयसे। 
इन्द्रिय-जयका ही नाम विनय है जो उस विनयसे 
युक्त होता है, वही शास्त्रोंको प्राप्त करता है। 
(जो शास्त्रमें निष्ठा रखता है, उसीकै हृदयमें 
'शास्त्रके अर्थ (तत्व) स्पष्टतया प्रकाशित होते हैं। 
ऐसा होनेसे स्वमण्डल और परमण्डलकी ' रो" 
प्रसन्न (निष्कण्टकरूपसे प्राप्त) होती है -उसके 
लिये लक्ष्मी अपना द्वार खोल देती हैं) ॥ २-३॥ 

शास्त्रज्ञा, आठ' गुणोसे युक्त बुद्धि, धूति 
(उट्देगका अभाव), दक्षता (आलस्यका अभाव), 
प्रगल्भता (सभामें बोलने या कार्य करनेमें भय 


अथवा संकोचका न होना), धारणशौलता (जानी- 
सुनी बातको भूलने न देना), उत्साह (शौर्यादि 
गुण), प्रवचन-शक्ति, दृढ़ता (आपत्तिकालमें क्लेश 
सहन करनेकी क्षमता), प्रभाव (प्रभु-शक्ति), 
शुचिता (विविध उपा्योद्वारा परीक्षा लेनेसे सिद्ध 
हुई आचार-विचारकी शुद्धि, मैत्री (दूसरोंको 
अपने प्रति आकृष्ट कर लेनेका गुण), त्याग 
(सत्पात्रको दान देना), सत्य (प्रतिज्ञापालन), 
कृतञ्ञता (उपकारको न भूलना), कुल (कुलीनता), 
शील (अच्छा स्वभाव) और दम (इन्द्रियनिग्रह 
तथा क्लेशसहनकी क्षमता)--ये सम्पिके हेतुभूत 
गुण हैं" ॥ ४-५॥ 

विस्तृत विषयरूपी बनमें दौड़ते हुए तथा 
निरङ्कुश होनेके कारण विप्रमाथी (विनाशकारी) 
यूपी हादोकों जञानमय अड्कुशसे वशे को। 
काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, मान और मद-ये 
“बढ्वर्ग' कहे गये हैं। राजा इनका सर्वथा त्याग 
कर दे। इन सबका त्याग हो जानेपर वह सुखी 
होता है॥६-७॥ 

राजाको चाहिये कि वह विनय-गुणसे सम्पल 
हो आन्वीक्षिकी (आत्मविद्या एवं तर्कविद्या), 
बेरी, वार्ता (कृषि, वाणिज्य और पशुपालन) 
तथा दण्डनीति-इन चार विद्याओँका उनके विद्वानों 
तथा उन विद्याओंके अनुसार अनुष्ठान करनेवाले 
कर्मठ पुस्षोके साथ बैठकर चिन्तन करे (जिससे 
लोकर्मे इतका सम्यक्‌ प्रचार और प्रसार हो)। 


२. इरे आठ गुण थे ह-. खुलेको इष सुत, जन करक, उरण कला (वाद रखता), अथ-वा (विविध साध्य- 
धने स्थरूपका विवेक), ऊह (विक), अघो (अगु कू त्याग) तथा वलय (सुके स्वभावका विर्णय) । जैसा कि. 


हिल कहा है 


“जवना जपरमिोहोहतसयेकः रुः (कौ अर्घ, ६६ ६१९६) 
२, उत्लहके सूचक चार गुण है-दडख (आलस्यका अभाव), सीरिज, अम (अपमानको न सह सकता) तथा शौर्थ। 
३, यहाँ धारणशीलक चुड्धिसे और दक्षता उत्साइसे सम्बन्ध रखनेदाले गुण है; अतः इनका यहाँ अनार्य हो सकख था; तथापि 
उनका जो पु उपादान हुआ हँ, वह इन णो प्रथन सुचित दरे तिये है। 


“आन्वीक्षिकौ'से आत्मज्ञान एवं ब्रस्तुके यथार्थ 
स्वभावका बोध होता है। धर्म और अधर्मका 
ज्ञान 'वेदत्रयी 'पर अवलम्बित है, अर्थ और अनर्थ 
*बार्ता' के सम्यक्‌ उपयोगपर निर्भर हैं तथा न्याय 
और अन्याय 'दण्डनीति'के समुचित प्रयोग और 
अप्रयोगपर आधारित हैं॥८-९॥ 

किसी भी प्राणीकी हिंसा न करना-कष्ट न 
पहुँचाना, मधुर वचन बोलना, सत्यभाषण करना, 
बाहर और भीतरसे पवित्र रहना एवं शौचाचारका 
पालन करना, दीनोंके प्रति दयाभाव रखना तथा 
क्षमा (निन्दा आदिको सह लेना)-ये चारों बरो 
तथा आश्रमोके सामान्य धर्म कहे गये हैं। राजाको 
चाहिये कि वह प्रजापर अनुप्रह करे और सदाचारके 
पालममें संलग्न रहे। मधुर वाणी, दौनॉपर दया, 
देश-कालकी अपेक्षासे सत्पात्रको दान, दौनों और 
शरणागतॉंकी रक्षा" तथा सतुरुषॉका सङ्ग-ये 
सत्पुरुषोंके आचार हैं। यह आचार प्रजासंग्रहका 
उपाय है, जो लोकमें प्रशंसित होनेके कारण श्रेष्ठ 
है तथा भविष्यमें भी अभ्युदयरूप फल देनेवाला 
होनेके कारण हितकारक है। यह शरीर मानसिक 
चिन्ताओं तथा रोगोंसे भिरा हुआ है। आज या 
कल इसका विनाश निश्चित है। ऐसी दशामें इसके 
लिये कौन राजा धर्मक विपरीत आचरण 
कणा ?॥ १०-१२३ ॥ 

राजाको चाहिये कि वह अपने लिये सुखकी 
इच्छा रखकर दीन-दुखी लोगोंको पीडा न दे; 
क्योंकि सताया जानेवाला दोन-दुखो मनुष्य 
डुःखाजनित क्रोधके द्वारा अत्याचारी राजाका विनाश 
कर डालता है। अपने पूजनीय पुरुषको जिस 
तरह सादर हाथ जोड़ा जाता है, कल्याणकामी 
राजा दुष्टजनको उससे भी अधिक आदर देते हुए. 


हाथ जोडे। (तात्पर्य यह है कि दुष्टको सामनीतिसे 
ही वशमें किया जा सकता है।) साधु सहदों तथा 
दुष्ट शतरुओके प्रति भी सदा प्रिय वचन ही बोलना 
चाहिये। प्रियवादी 'देवता' कहे गये हैं और 
कडुवदी “पशु'॥ १३-१५१ ॥ 

बाहर और भीतरसे शुद्ध रहकर राजा आस्तिकता 
(ईश्वर तथा परलोकपर विश्वास) -द्वारा अत्त:करणको 
पवित्र बनाये और सदा देवताओंका पूजन करे । 
गुरुजनॉका देवताओंके समान हौ सम्मान करे 
तथा सुहृदोंको अपने तुल्य मानकर उनका भलीभौति 
सत्कार करे। वह अपने ऐश्वर्यकी रक्षा एवं वृद्धिके 
लिये गुरुजनोंको प्रतिदिन प्रणामद्वारा अनुकूल बनाये। 
अनूचान (साङ्गवेदके अध्येता) की सी चेष्टा 
विद्यावृद्ध सत्पुर्योंका साम्मुख्य प्राप्त के। सुकृतकर्म 
(वज्ञ पुण्यकर्म तथा गन्ध-पुष्मादि-समर्पण)- 
द्वारा देवताओंको अपने अनुकूल करे। सद्भाव 
(विश्वास) द्वारा मित्रका हदय जीते, सम्भ्रम (विशेष 
आदर)-से बान्धवों (पिता और माताके कुलोके 
बडे-बूदो)-को अनुकूल अनाये। स्त्रीको प्रेमसे 
तथा भृत्यवर्णको दातसे वशमें करे। इनके अतिरिक्त 
जो बाहरी लोग हैं, उनके प्रति अनुकूलता दिखाकर 
उनका हृदय जीते ॥ १६-१८! ॥ 

दूसरे लोगौंके कृत्यांकी निन्दा या आलोचना 
ज करता, अपने वर्ण तथा आश्रमके अनुरूप धर्मका 
निरन्तर पालन, दीनोके प्रति दया, सभी लोक- 
व्यवहारॉमें सबके प्रति मौठे वचन बोलना, अपने 
अनन्य मित्रका प्राण देकर भी उपकार करनेके 
लिये उद्यत रहना, घरपर आये हुए मित्र या अन्य 
सर्नॉको भी हदयसे लगाना--उनके प्रति अत्यन्त 
स्नेह एवं आदर प्रकट करना, आवश्यकता हो तो 
उनके लिये यथाशक्ति धन देना, लोगोके कडु 


2 यै यह श्र होता है क काला रक्षा लो टयाका हो कां है, अतः दयाले ही बह बिद है फिर उसका अला कन 


जरो किया गया ?' इसके उनिले है कि रके दो चेद है 
दोका उदार होता है और अतु दयसे उपा या शर्ागतकी रक्षा को जाती है--पही सूचित 


पाहन किया गया है। 


उछ और तुट इवे जो उल्टा दया है. उसके द्वारा 
कोक लिये उसका असग 


५ अध्याय २३९ 


४५३ 


र न 


व्यवहार एवं कठोर वचनको भी सहन करना, 
अपनी समृद्धिके अवसरोपर निर्विकार रहना (हर्ष 
या दके वशोभूत न होना), दूसरोंके अभ्युदयपर 
अनम ईर्ष्या या जलन न होना, दूसरोंको ताप 
देनेवाली बात न बोलना, सौनब्रतका आचरण 


(अधिक वाचाल न होना), बन्धुजनोके साथ 
अढूट सम्बन्ध बनाये रखना, सज्जनेकि प्रति चतुरता 
(अबक्र-सरलभावसे उनका समाराधन), उनकी 
हार्दिक सम्मतिके अनुसार कार्य करना-ये 
महात्पाओंके आचार है॥ १९--२२॥ 


इस अकार आदि आदरे महाुरणमं 'रामोकतरीतिका कर्षत” नामक 
डो सौ अड्तीसकाँ अध्याय पूण हुआा# २३८॥ 


दो सौ उनतालीसवाँ अध्याय 


श्रीरामकी 

श्रीराम कहते हैं-- लक्ष्मण! स्वामी (राजा), 
अमात्य (मन्त्र), राष्ट्र (जनपद), दुर्ग (किला), 
कोष (खजाना), बल (सेना) और सुहत्‌ (मित्रादि)-- 
ये राज्यके परस्पर उपकार करनेवाले सात अङ्ग 
कहे गये हैं। राज्यके अङ्गम राजा और मन्त्रीके 
बाद राष्ट्र प्रधान एवं अर्थका साधन है, अत: 
उसका सदा पालन करना चाहिये। (इन अगमं 
पूर्व-पूर्व अङ्ग परकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं)॥१६॥ 
कुलीनता, सत्व (व्यसन और अध्युदयमें भी 
निर्षिकार रहना), युवावस्था, शील (अच्छा 
स्वभाव), दाक्षिण्य (सबके अनुकूल रहना या 
उदारता), शीघ्रकारिता (दौर्घसूत्रताका अभाव), 
अविसंवादिता (वाकृछलका आश्रय लेकर परस्पर 
विरोधी बातें न करना), सत्य (मिव्याभाषण न 
करना), वृद्धसेवा (विद्यावृद्धोंकी सेवां रहना 
और उनकी बातोंको मानना), कृतज्ञता (किसीके 
उपकारको न भुलाकर प्रत्युपकारके लिये उद्यत 
रहना), दैवसम्पनता (प्रबल पुरुषार्थसे दैवको 
भी अनुकूल बना लेना), बुद्धि (चुत्रूषा आदि आठ 
गुणोंसे युक्त प्रज्ञा), अशु्रपरिवाएा (दुष्ट परिजनोसे 


युक्त न होना), शक्यसामन्तता ( आसपासके 


राजनीति 
मण्डलिक राजाओंको वशमें किये रहना), दूकभक्तता 
(सुदृढ अनुराग), दीर्घदर्शिता (दीर्घकालमें घटित 
होनेवाली बातोंका अनुमान कर लेना), उत्साह, 
शुद्धचित्तता, स्थूललक्षता (अत्यन्त मनस्वी होना), 
विनीतता (जितेन्द्रिया) और धार्मिकता --ये अच्छे 
आधिगामिक' गुण हैं॥ २-४६॥ 

जो सुप्रसिद्ध कलमें उत्पन, कररतारहित, गुणवान्‌ 
पुरुषॉका संग्रह करनेवाले तथा पवित्र (शुद्ध) हो, 
ऐसे लोगॉंको आत्पकल्याणकी इच्छा रखनेवाला 
राजा अपना परिवार बनावे॥५६॥ 

खाग्मी (उत्त वक्ता-ललित, मधुर एवं 
अल्पाक्षरोद्रारा हौ बहुत-से अर्थोंका प्रतिपादन 
करनेवाला), प्रगल्भ (सभामें सबको निगृहीत 
करके निर्भय बोलनेवाला), स्मृतिमान्‌' (स्वभावतः 
किसी बातको न भूलनेवाला), उदग्र (ऊँचे 
'कदवाला), बलवान्‌ (शारीरिक बलसे सम्पन्न 
एवं युद्ध आदिमें समर्थ), यशी (जितेन्द्र), 
दण्डनेता (चतुरङ्गिणी सेनाका समुचित रीतिसे 
संचालन करम समर्थ), निपुण (व्यवहारकुशल), 
कृतविद्य (शास्त्रीयविद्यासे सम्पन्न), स्ववग्रह 
(प्रमादसे अनुचित कर्मे प्रवृत्त होनेपर वहाँसे 


(स गस युक राजा सबके लिये अधि निलन खोन्य होल है। 
२ स्मृति दका गुण है, जिसकी गणना आधिना गु्ोये हो चुकी है। उसका पुनः यहाँ ग्रहण उसकी मेडता और अनिवार्वता 


सूचित कलेके लिये है। 


वि 


+ असनि 


'सुखपूर्वक निवृत किये जाने योग्य), पराभियोगप्रसह 
(शत्रुओंद्वारा छेड़े गये युद्धादिके कष्टको द्ढ्तापूर्वक 
सहन करनेमें समर्थ-सहसा आत्मसमर्पण न 
'करनेवाला), सर्वदृश्तिक्रिय (सब प्रकारके संकटोकि 
_निवारणके अमोघ उपायको तत्काल जान लेनेवाला), 
परच्छि्रावे्षौ (गुप्तचर आदिके द्वारा शत्नुओकि 
(छर अन्वेषणमे प्रय्शील), संधिविग्रहतत्ववित्‌ 
(अपनी तथा शत्रुकौ अवस्थाके बलाबल-भेदको 
जानकर संधि-विग्रह आदि छहों गुणोंके प्रयोगके 
ढंग और अवसरको ठौक-ठीक जाननेवाला), 
'गृढमन्तरप्रचार (मन्त्रणा और उसके प्रयोगको सर्वथा 
गुपत रखनेवाला), देशकालविभागवित्‌ (किस 
प्रकारकौ सेना किस देश और किस कालमें 
_विजयिनी होगी-इत्यादि वार्ताको विभागपूर्वक 
'जाननेवाला), आदाता सम्यगर्थानाम्‌ (प्रजा आदिसे 
ज्यायपूर्वक धन लेनेवाला), विनियोक्ता (धनको 
उचित एवं उत्तम कार्यमें लगानेवाला), पात्रवित्‌ 
(सत्पात्रका ज्ञान रखनेवाला), क्रोध, लोभ, भय, 
दोह, स्तम्भ (मान) और चपलता (बिना विचारे 
कार्य कर बैठना) -इन दोषोंसे दूर रहनेवाला, 
परोपताप (दूसरोको पीड़ा देना), पैशुन्य (चुगली 
करके भित्रोमे परस्पर फूट डालना), मात्सर्य (डाह), 
ईर्ष्या (दूसरोंके उत्कर्षको न सह सकता) और 
अनृतः (असत्यभाषण)--इन ुर्ुणोको साध 
जानेवाला, वृद्धजनेकि उपदेशको मानकर चलनेवाला, 
लक्षण (मधुरभाषी), मधुरदर्शन (आकृतिसे सुन्दर 
"एवं सौम्य दिखायी देनेवाला), गुणानुरागी (गुणवानेकि 
गुणोपर रीझनेवाला) तथा मितभाषी (नपी-तुली 
बात कहनेवाला) राजा श्रेष्ठ है। इस प्रकार यहाँ | 
जाके आत्पसम्पत्ति-सम्बन्धी गुण (उसके स्वरूपके 


उपपादक गुण) बताये गये हैं। ६--१० ६॥ 

उत्तम कुलमें उत्पन, बाहर-भीतरसे शुद्ध, 
शौर्य-सम्पन, आन्वीक्षिकी आदि विद्याओंको 
जाननेबाले, स्वामिभक्त तथा दण्डनीतिका समुचित 
प्रयोग जाननेवाले लोग राजाके सचिव (अमात्य) 
होने चाहिये॥११३॥ 

जिसे अन्यायसे हटाना कठिन न हो, जिसका 
जन्म उसी जनपदमें हुआ हो, जो कुलीन (ब्राह्मण 
आदि), सुशील, शारीरिक बलसे सम्पन्न, उत्तम 
वक्ता, सभाम निर्भीक होकर बोलनेवाला, शास्त्ररूपी 
जेत्रसे युक्त, उत्साहवान्‌ (उत्साहसम्बन्धी त्रिविध' 
गुण-शौर्य, अमर्ष एवं दक्षतासे सम्प), 
प्रतिपलिमान्‌ ( प्रतिभाशाली, भय आदिके अवसरेपर 
उनका तत्काल प्रतिकार करनेवाला), स्तब्धता 
(मान) और चपलतासे रहित, मत्र (मित्रोके अर्जन 
एवं संग्रहयें कुशल), शौत-उष्ण आदि केशोंको 
सहन कमे समर्थ, शुचि (उपधाव परीक्षासे 
प्रमाणित हुई शुद्धिसे सम्पन्न), सत्य (झूठ न 
बोलना), सत्व (व्यसन और अध्युदयमें भी 
निर्विकार रहना), धैर्य, स्थिरता, प्रभाव तथा आरोग्य 
आदि गुणोंसे सम्पन्न, कृतशिल्प (सम्पूर्ण कलाओकि 
अध्याससे सम्पन्न), दक्ष (शीघ्रतापूर्वक 
कारयसम्पादनमे कुशल), प्रज्ञावान्‌ (बुद्धिमान्‌), 
धारणान्वित (अविस्मरणशील), दृद्भक्ति (स्वामीके 
प्ति अविचल अनुराग रखनेवाला) तथा किसीसे 
बैर न रखनेवाला और दूसरोद्वारा किये गये विरोधको 
जान्त कर देनेवाला पुरुष राजाका बुद्धिसचिव एवं 
कर्मसचिव होना चाहिये॥ १२--१४६॥ 

स्मृति (अनेक व्षोकी बीती बातोंको भी न 
भूलना), अर्थ-तत्परता (दुर्गादिकी रक्षा एवं संधि 


१ आधिगामिक गुणे “सत्य” आ चुका है, यको असृ यान कहकर जो पुन उसका ग्रहण किया गया है, यह दोगे जाह 


उसकी अङ्गता दशित केके लिये है 


२ कोटिल्े भी ऐसा हो कहा है अजनाला अम्‌ कुरवात।' (कोट अर्ध १।८।४) 
३. ऑडिल्यने भी ऐसा ही कहा है“ शन दाद चोखु (ट अर्थ ६।९।९६) 


७ अध्याय २३६० 


४०५ 


PT 


मलमनन 


आदियें सदैव तत्पर रहना), वितर्क (विचार), 
ज्ञाननिक्षय (यह ऐसा ही है, अन्यथा नहीँ है--इस 
प्रकारका निश्चय), ददत तथा मनु (कार्यसिद्धि 
होनेतक मन्त्रणाको अत्यन्त गुप्त रखना) ये 
*मखिसम्पत्‌' के गुण कहे गये हैं॥ १५६॥ 
तीनों बेदों (ऋग्वेद, यजुर्वेद, 

सामबेद) तथा दण्डनीतिके ज्ञानमें भी कुशल 
होना चाहिये; बह सदा अधर्ववेदोत विधिसे 
राजाके लिये शान्तिकर्म एवं पुष्टिकर्मका सम्पादन 
करे'॥ १६३॥ 

बुद्धिमान्‌ राजा ततद्‌ विद्याके विद्वानॉं्रास उन 
अमात्योंके शास्त्रजान तथा शिल्पकर्म-इन दो 
गुणोकी परीक्षा. करे'। यह परोक्ष या आगम 
माणवा परीक्षण है॥ १७ ६॥ 

कुलीनता, जन्मस्थान तथा अवग्रह (उसे 
नियन्त्रित रखनेवाले बन्धुजन) -इन तीन यातोकी 
जानकारी उसके आत्मीयजनोक दवा प्राप्त करे। 
(यहाँ भौ आगम या परोक्ष प्रमाणका हो आश्रय 
लिया गया है।) परिकर्म (दुर्गादि-निर्माण)-में 
दक्षता (आलस्य न करता), विज्ञान (युद्धिसे 
अपूर्व यातको जानकर बताना) और धारयिष्णुता 
(कौन कार्य हुआ और कौन-सा कर्म शेष रहा 
इत्यादि बातोको सदा स्मरण रखना) इन तीन 
गुणोकी भी परीक्षा करे। प्रगल्भता (सभा आदिमे 
निर्भीकता), प्रतिभा (प्रत्युत्प्नमतिता), खाग्मिता 
(प्रवचनकौशल) तथा सत्यवादिता-इन चार 
गु्णोको बातचीतके प्रसङ्गोमे स्वयं अपने अनुभवसे 
जाने॥ १८-१९ ६ ॥ 

उतसाह (सौयांदि), प्रभाव, कलेश सहन कसेकी 
क्षमता, धैर्य, स्वामिविषयक अनुराग और स्थिस्ता-- 


इन गुणोंकी परीक्षा आपत्तिकालमें करे। राजाके 
अति दृढ़भक्ति, मैत्री तथा आचार-विचारकी शुद्धि- 
इन गुणोको व्यवहारसे जाने॥ २०-२१॥ 
आसपास एवं पड़ोसके लोगोंसे बल, सत्व 
(सम्पत्ति और विपतिमें भी निर्विकार रहनेका 
स्वभाव), आरोग्य, शोल, अस्तब्धता (मान और 
दर्घका अभाव) तथा अचापल्य (चपलताका अभाव 
एवं गम्भीरता) इन गुणोंको जाने । वैर न केका 
स्वभाव, भता (भलमनसाहत) तथा कुता 
(नौचता)-को प्रत्यक्ष देखकर जाने। जिनके गुण 
और बर्ताव प्रत्यक्ष नहीं हैं, उनके कार्योंसे सर्वत्र 
उनके गुणोंका अनुमान करना चाहिये ॥ २२-२३॥ 
जहा खेतीको उपज अधिक हो, विभिन्न 
वस्तुओंकी खाने हों, जहाँ विक्रयके योग्य तथा 
खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रामे उपलब्ध होते हों, जो 
गौओंके लिये हितकारिणी (घास आदिसे युक्त) 
हो, जहाँ पानीकी बहुतायत हो, जो पवित्र जनपदोसे 
'थिरी हुई हो, जो सुरम्य हो, जहाँके जंगलॉमे 
हाथी रहते हों, जहाँ जलमार्ग (पुल आदि) तथा 
स्थलमार्ग (सङ्के) हों, जहाँको सिंचाई वर्षापर 
निर्भर न हो अर्थात्‌ जहाँ सिंचाईके लिये प्रचुर 
भात्रामै जल उपलब्ध हो, ऐसी भूमि ऐश्वर्य- 
वृद्धिके लिये प्रशस्त मानी गयी है॥ २४-२५॥ 
(“जो भूमि कँकरीली और पथरीली हो, जहाँ 
जंगल-ही-जंगल हों, जो सदा चोरों और लुटेरॉके 
भयसे आक्रान्त हो, जो रूक्ष (कसर) हो, जहाँके 
|जंगलॉमें केदार वृक्ष हों तथा जो हिंसक जन्तुआँसे 
भरी हो, वह भूमि नहींके बराबर है।') 
(जहाँ सुखपूर्वक आजीविका चल सके, जो 
पूर्वोऊ उत्तम भूमिके गुणोंसे सम्पन्न हो) जहाँ 


६ बही आ लेकर कलले कहा है 


,उदितोदिठकुलशीले 
अयत" (कटर अर्घ» १।९।५०) 


प दा च आतुन आय; क 


३. राजाओकि लिये तीन प्राण हँ --प्रत्षक परो और अतु जैसा कि कौँटिल्यका 


“पोमण 
कमका अवेक्षण 'अनुमान' है। 


है 
[ह यिः इने स्व देखा हुआ "ष, दो दरा कित पो ता किये गये कर्मसे अकृत 


जलको अधिकता हो, जिसे किसी पर्वतका सहारा 
रपत हो, जहाँ शूदों, कारीगरों और वैश्योंकी 
बस्ती अधिक हो, जहाँके किसान विशेष उद्योगशोल 
एवं बड़े-बड़े कायोका आयोजन करनेवाले हों, 
जो राजाके प्रति अनुरक्त, उनके शत्रुओंसे देष 
रखनेवाला और पीडा तथा करका भार सहन 
करोमे समर्थ हो, हष्ट-पष्ट एवं सुविस्तृत हो, 
जहाँ अनेक देशोके लोग आकर रहते हाँ, जो 
धार्मिक, पशु-सम्पत्तिसे भरा-पूरा तथा धनी हो 
और जहाँके नायक (गावि मुखिया) मूर्ख और 
व्यसनग्रस्त हों, ऐसा जनपद राजाके लिये प्रशस्त 
कहा गया है। (मुखिया मूर्ख और व्यसनी हो तो 
बाह राजाके विरुद्ध आन्दोलन नहाँ कर 
सकता) ॥ २६-२७॥ 

जिसकी सीमा बहुत बडी एवं विस्तृत हो, 
जिसके चारों ओर विशाल खाइया बनी हों, जिसके 
आकार (परकोटे) और गोपुर (फाटक) बहुत 
ऊँचे हों, जो पर्वत, नदी, मरुभूमि अथवा 
जंगलका आश्रय लेकर बना हो, ऐसे पुर (दुर्ग)- 
में राजाको निवास करना चाहिये। जहाँ जल, 
धान्य और धन प्रचुरमाजामें विद्यमान हों, वह दुर्ग 
दीर्घकालतक शत्रुके आक्रमणका सामना करने 
समर्थ होता है । जलमय, पर्वतमय, वृक्षमय, ऐरिण 
(उजाड या वीरान स्थानपर बना हुआ) तथा 
घान्वन (मरुभूमि या बालुकामय प्रदेशमे स्थित) 
ये पाँच प्रकारके दुग हँ। (दुर्गा विचार करनेवाले 
उत्तम बुद्धिमान्‌ पुरुषोनि इन सभी दुगोंको प्रशस्त 
बताया है) ॥ २८-२९॥ 

[जिसमें आय अधिक हो और खर्च कम, 
अर्थात्‌ जिसमें जमा अधिक होता हो और जिसमेंसे 
धनको कम निकाला जाता हो, जिसकी ख्याति 
खूब हो तथा जिसमें धनसम्बन्धो देवता (लक्ष्मी 
कुबेर आदि)-का सदा पूजन किया जाता हो, जो 
मनोबाब्छित इव्योसे भए-पूर हो, मनोरम हो 
और] विश्वस्त जनोंको देख-रेखमें हो, जिसका 


अर्जन धर्म एवं न्यायपूर्वक किया गया हो तथा 
जो महान्‌ व्ययको भी सह लेनेमें समर्थ हो- 
ऐसा कोष श्रेष्ठ माना गया है। कोषका उपयोग 
अमांदिकी वृद्धि तथा मूल्योंके भरण-पोषण आदिके 
लिये होना चाहिये॥३०॥ 

जो बाप-दादोंके समयसे ही सैनिक सेवा 
करते आ रहे हों, बशमें रहते (अनुशासन मानते) 
हों, संगठित हों, जिनका वेतन चुका दिया जाता 
'हो--बाकौ न रहता हो, जिनके पुरुषार्थकी प्रसिद्धि 
हो, जो राजाके अपने हौ जनपदमें जन्मे हों, 
युद्धकुशल हों और कुशल सैनिकॉके साथ रहते 
हों, नाना प्रकारके अस्त्-शस्त्रॉंसे सम्पन्न हों, 
जिन्हें नाना प्रकारके युद्धम विशेष कुशलता प्राप्त 
हो तथा जिनके दलमें बहुत-से योद्धा भरे हों, 
जिन सैनिकोँद्वारा अपनी सेनाके घोड़े और हाथियॉकी 
आरती उतारे जाती हो, जो परदेश-निवास, 
युद्धसम्बन्धी आयास तथा नाना प्रकारके क्लेश 
सहन करनेके अध्यासी हों तथा जिन्होनि युद्धमे 
बहुत श्रम किया हो, जिनके भनें दुविधा न हो 
तथा जिनमें अधिकांश क्षत्रिय जातिके लोग हों, 
'ऐसी सेना या सैनिक दण्डनौतिवेत्ताऔँकै मतमें 
श्रेष्ठ है। ३१--३३॥ 

जो त्याग (अलोभ एवं दूसरोंके लिये सब 
कुछ उत्सर्ग करनेका स्वभाव), विज्ञान (सम्पूर्ण 
ज्ञात प्रवोणता) तथा सतत (विकारशून्यता)-- 
इन गुणोंसे सम्पन, महापक्ष (महान्‌ आश्रय एवं 
बहुसंख्यक बन्धु आदिके वर्गसे सम्पन), प्रियंवद 
(मधुर एवं हितकर वचन बोलनेवाला), आयतिक्षम 
(सुस्थिर स्वभाव होनेके कारण भविष्यकालमें भी 
साथ देनेवाला), अद्वैध (दुविधामें न रहनेवाला) 
तथा उत्तम कुलमें उत्पन हो --ऐसे पुरुषको अपना 
मित्र बनावे। मित्रके आनेपर दूरसे ही अगबानीमें 
जाना, स्पष्ट एवं प्रिय वचन बोलना तथा सत्कारपूर्वक 
'मनोवाज्छित वस्तु देता--ये मित्रसग्रहके तीन प्रकार 
हैं। धर्म, काम और अर्थकी प्राप्ति-ये मित्रसे 


+ अध्याय २३१० 


us 


'मिलनेवाले तीन प्रकारके फल हैं। चार प्रकारके 
मित्र जानने चाहिये -औरस(माता-पिताके सम्बन्धे 
युक्त), मित्रताके सम्बन्धसे बधा हुआ, कुलक्रमागत 
तथा संकटसें बचाया हुआ। सत्यता (झूठ न 
बोलना), अनुराग और दुःख-सुखमें समानरूपसे 
भाग लेना--ये मित्रके गुण हैं॥ ३४--३७॥ 
अब मैं अनुजीवी (राजसेवक) जनेकि बर्तावका 
वर्णन करूगा। सेवकोचित गुणोंसे सम्पन्न पुरुष 
राजाका सेवन करे। दक्षता (कौशल तथा 
'शीघ्रकारिता), भा (भलमनसाहत या लोकप्रियता), 
रडता (सुस्थिर स्नेह एवं कमें रढ़तापूर्वक लगे 
रहना), क्षमा (निन्दा आदिको सहन करना), 
कलेशसहिष्णुता (भूख-प्यास आदिके क्लेशको सहन 
करणकी क्षमता), संतोष, शील और उत्साह-_ 
चे गुण अनुजोवीको अलंकृत करते हँ॥३८३॥ 
सेवक यथासपय न्यायपूर्वक राजाको सेवा 
करे; दूसरेके स्थानपर जाना, करता, उद्ण्डता या 
असभ्यता और ईर्ष्या _इन दोषोंको वह त्याग दे। 
जो पद या अधिकारमें अपनेसे बड़ा हो, उसका 
विरोध करके या उसकी बात काटकर राजसभामें 
ज बोले। राजाके गुप्त कर्मों तथा मन्त्रणाको कहीँ 
प्रकाशित न करे। सेवकको चाहिये कि वह अपने 
प्रति स्नेह रखनेवाले स्वामीसे ही जीविका प्राप्त 
करकी चेष्टा करें; जो राजा विरक्त हो--सेवकसे 
मृणा करता हो, उसे सेवक त्याग दे॥३९--४१॥ 
यदि राजा अनुचित कार्यम प्रकृत हो तो उसे 
मना करना और यदि न्याययुक्त कर्में संलग्न हो 
तो उसमें उसका साथ देना--यह थोडेये बन्धु, पित्र 
और सेवकॉका श्रेष्ठ आचार बताया गया है॥ ४२8 
राजा मेघकी भाँति समस्त प्राणियॉको 
आजीविका प्रदान करनेवाला हो। उसके यहाँ | 
आयके जितने द्वार (साधन) हों, उन सबपर वह 


विश्वस्त एवं जाँचे-परखे हुए लोगोंको नियुक्त 
करे। (जैसे सूर्य अपनो किरणोंद्वारा पृथ्वीसे जल 
लेता है, उसी प्रकार राजा उन आयुक्त पुरुषों 
धन ग्रहण करे) ॥ ४३॥ 

(सिने उन-उन कर्मोके कलेका अध्यास 
तथा यथार्थ ज्ञान हो, जो उपधाड्ारा शुद्ध प्रमाणित 
हुए हों तथा जिनके ऊपर जाने-समझे हुए गणक 
आदि करणवर्गकी नियुक्ति कर दी गयी हो तथा) 
जो उद्योगसे सम्पन हों, ऐसे ही लोगोंको सम्पूर्ण 
कमें अध्यक्ष बनाये। खेती, व्यापारियों उपयम 
आनेबाले स्थल और जलके मार्ग, पर्वत आदि 
दुर्ग, सेतुबन्ध (नहर एवं बाँच आदि), कुञ्जरबन्धन 
(हाथी आदिके पकड़नेके स्थान), सोने-चाँदी 
आदिको खाने, बनमें उत्पन्न सार-दारु आदि 
(साथ, शौशम आदि)-की निकासीके स्थान तथा 
सूत्य स्थानोंको बसाना--आयके इन आठ देको 
*अष्टवर्ग' कहते हैं। अच्छे आचार-व्यवहारवाला 
राजा इस अष्रवगकौ निस्तर रक्षा करे॥ ४४-४५॥ 

आयुक्तक (रक्षाधिकारी राजकर्मचारी), चोर, 
राक राजाके प्रिय सम्बन्धी तथा राजाके लोभ- 
इन पाँचोसे प्रजाजनोंको पाँच प्रकारका भय प्राप्त 
होता है। इस भयका निवारण करके राजा उचित 
समयपर प्रजासे कर ग्रहण करे। र्यके दो भेद 
हैं-बाह्य और आध्यन्तर। राजाका अपना शरीर 
ही * आभ्यन्तर राज्य' है तथा राष्ट्र या जनपदकों 
“बाह्म राज्य! कहा गया है। राजा इन दोनोंकी 
रक्षा करे॥ ४६-४७॥ 

जो पापी राजाके प्रिय होनेपर भी राज्यको 
हानि पहुँचा रहे हो, वे दण्डनीय हैं। राजा उन 
सबको दण्ड दे तथा विष आदिसे अपनी रक्षा 
करे। स्त्रियोपर, पुत्रोपर तथा शत्रुऑपर कभी 
विश्वास न करे॥४८॥ 


इल प्रकार आदि आरोप महुरं राजकर्म” नामक 
दो सौ उततालीसकाँ अध्याय पूरा इुआ॥ २३९० 
i 


३५८ 


= अल्लिपुराण» 


दो सौ चालीसवाँ अध्याय 


द्वादशराजपण्डल-चिन्तन * 


औराम कहते हं- राजाको चाहिये कि वह | 
मुखय द्वादश राजमण्डलका चिन्तन करे। १. आरि, 
२ मित्र, ३. अरिमित्र, तत्पश्चात्‌ ४. मित्रमित्र तथा 
५ अरिप्रे क्रमशः विजिगीपुके सामनेवाले 
राजा कहे गये हैं। विजिगीयुके पीछे क्रमशः चार 
राजा होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है 
पाथ्णग्राह, उसके बाद २. आकन्द, तदनन्तर इन 
दोनोंके आसार अर्थात्‌ ३. पार्णिग्राहासार एवं ४. 
आक्रन्दासार। अरि और विजिगीषु --दोनेकि राज्यसे 
जिसकी सीमा मिलती है, वह राजा 'मध्यम" 


कहा गया है। अरि और विजिगीषु--ये दोनों | 


यदि परस्पर मिले हॉ--संगठित हो गये हों तो 
मध्यम राजा कोष और सेना आदिकी सहायता 
देकर इन दोनॉपर अनुग्रह करनेमें समर्थ होता है । 


और यदि ये परस्पर संगठित न हों तो बह 
मध्यम राजा पृथक्‌-पृथक्‌ या बारी-बारौसे इन 
दोनॉका वध करलेमें समर्थ होता है। इन सबके 
मण्डलसे बाहर जो अधिक बलशाली या अधिक 
सैनिकशक्तसे सम्पन्न राजा है, उसकी ' उदासीन' 
संज्ञा है। विजिगोषु, अरि और मध्यम--ये परस्पर 
संगठित हों तो उदासीन राजा इनपर अनुप्रहमात्र 
कर सकता है और यदि ये संगठित न होकर 
पृषक्‌ पृष्‌ हों तो वह 'उदासीन' इन सबका वध 
(कर डालनेमें समर्थ हो जाता है॥ १--४६॥ 
लक्ष्मण! अब मैं तुम्हें संधि, विग्रह, यान 
और आसन आदिके विषयमे चता रहा हूँ। किसी 
बलवान्‌ राजाके साथ युद्ध ठन जानेपर यदि अपने 
क्षकी अवस्था शोचनीय हो तो अपने कल्याणकै 


याद नो ला रखेल राको म हक कोने केलकले च-प बव प्राय कला हो, हो सो भ 
_आेके पँच तथा पौछेके चार राजाओंकी ओर ध्यान देश हो इसो तरह अगल-बगलके उस र्पपर थौ विचार काता होगा, जिसकी 
सौम अपने ज्ये तथा शुके ज्ये भी मिलती होगी: दे राची "ध्य सडा है। इस सूरण घण्डलसै बाहए जो प्रबल राय 
जा मा है- उसकी संत 'डटासीत' है। विनी जो सौ राय हैके नाका करम: इस प्रकार व्याहार होगा- 
(९) शुद, (२) भिः (३) शके भित्रका र, (४) वितरक विका रय तथा (५) शर भे मित्राय 
पिप पीके जो चार राय हँ, कै ऋत: -- ह, २. आ, ३. प्सा, ४. आहा ए भामो 


+ अध्याय २४०० ४०९ 


लिये संधि कर लेनी चाहिये। १. कपाल, २. | १३. परिक्रय, १४. उच्छिन्न, १५. परदूषण तथा 
उपहार, ३. संतान, ४. संगत, ५. उपन्यास, | १६. स्कन्धोपनेय--ये संधिके सोलह भेद बतलाये 
६, प्रतीकार, ७. संयोग, ८. पुरुषान्तर, ९. अदृष्टनर, | गये हैं।* जिसके साथ संधि की जाती है, वह 
१०. आदिष्ट, ११. आत्मामिष, १२. उपग्रह, | "संधेय' कहलाता है। उसके दो भेद हैं--अभियोक्ता 


ज सोलह सधवा पहन इ रर ह 
१, समान शि तथा धनको रजो क सँच कौ जलो $ समस "कलम! कहते 

है।'कपालसंधि' उसका काम इसलिये हुआ कि वह दो कफलॉको जोड़नेके समान है। दो कपालेकि योगले घडा बनता है। यदि एक 

कत फुट जाप और उसके स्फ दूधए कत नोह क छ बह बसते उ एुआ टोखनेपर थे सस पृ पूण गढी जुएण। 

हलका कह बहा गान NE है केक जा हब हो हा गण की जक 

कारण बह टिक हीं पाती। 

कन आदिका उपहार देनेके आ जो उसके साच संधि कौ जाती है, यह उपहार-सँध 

3. क्न देकर जो संि क जाल है, सेर ने काण इंडन कहो है। 

४ चीच सति काही गयो है, जो साहयक लव सर्तक स्थापित की है।इस दने -लेनेकी कोई शर्त नही होलै। 
उसमें दोनों पक्षेकि आर्थ (कोष) और प्रयोजन (कार्य) समान होते हुँ । पाएपर अत्यन्त विश्वास्के साथ दोनॉके हृदय एक हो जाते 
हैं। उस दशामें दोनों अपना खजाना एक-दूसंरेके लिये खोल देते हैं और दोनों एक-दूसोके प्रयोजनको सिद्धे लिये समानरूपे 
जोन हो ह वह प जबज चित तले १ सब सो एस व $ ह से ९ एए शुष्क कोक का 
जोड़ा आप तो पते जुक आते है, उस तरा से सोते फी संग अट हो जाली ह। एधोलिये इसे र या 
जव थी के है। कह और विति औं. कैसे हे काण कं न हो उसके ह अभे रहो है। 

५, भविष्ययें कल्याण करलेकालो एकार्थोसिड्धिके उददेशपसे जो संघि को जार, अर्थात्‌ अयुक राहु हण दोनोंको हानि पहुँचानेताला 
१; अतः एस दोनों शलक उसका उचो को, इससे हक टोलको तो लाच हो दा उसास (उले) काके जो साँध 
क जाच, उत उपया कहा गया है। 

(६ भले इसका उपकार कि है, संकटकाल राफा दी है, अब पा ऐे हो अवसर मेध हातत करे 
उ कारक बदला चुकावेगा- एस वे साँध कौ जाली है, धा वे एका उपकार करा हँ, यह मे थी उपकार करेण 
त आते शो सँघ कि कौ जाती है, उसका कप उका ३ जे ण और सुदीप सौंध। 

७. का हौ भ कालक हिव जद क और वि सोचे आओ हैं, उस सबक रजकाय जो उन ने संगठन का 
जहार हो जाती है, ऐको कष के है। 

८ जहाँ दो एका एक नानक हो जाता है और दज बह क एका है कि बेर और हु दोनों सेनापति पिर 
जत आुक कार्य सिद्ध करें, के जस र शनी स गडः बडी जातै है। 

जत तुन म अग का द के उसमे 4 जर म खाका कोई घोडा साथ दोण रद सी शर्त 
से र हँ उ र को जलेका स मा-क चाही ै। उसले एक पडा कोई भी पु खे कीं आता, 
कदत उसका कप अ है। 

(९०, चँ आ भूमे एक भागेका शके ते बलवान गएकै साथ सँघ कौ जाती है, उसे आ कहा गया है। 

म भ की गा है. यो अरे जाप है अप (कप) बत शक काने सस सपा तब 
आ है। 

१२, जहाँ प्राणरक्षाके लिये सर्वस्व अर्पण कर दिया जाता है, वह सधि उपग्रह कही गयी है। 

१३, जहाँ कोषका एक भाग, कुष्य (वस्त, कम्बल आदि) अथवा सारा हौ खजाना देकर शेष प्रकृति (आपात्य, राष्ट आदि)- 
कौ रक्षा कौ जाती है, वहाँ मातो उस धनसे उन शेष प्रकृतियाँका क्रय किया जाता है; अतएव उस संधिको परिक्रय कहते हैं 

(९ जहा स भनि (कोष को अधिक पृ करमन) को देकर साँध की जली $ यह अपन चो लेके 
सकन शे च्छन्‌ की है। 

३५. अपनी सण भेज फल ख ताध हो है, उसको कुक अधिक वकर दे बाद जो स होती ह, 
चह परदूषण कहो गयी है। 

३६ जहाँ परिगणित फल (साथ) खण्ड- खण्ड करके आर्छत्‌ कई किरु बाँटकर पहुँचाये जाते हैं, वैसौ संधि स्कन्योपनेय कही 
गपौहै। 


और अनभियोका। उक्त संधियोमेंसे उपन्यास, 
प्रतोकार और संयोग येतीन संधियाँ अनभियोक्ता | 
(अनाक्रमणकारो)-के प्रति करो चाहिये। शेष 
सभी अभियोक्ता (आक्रमणकारी)-के प्रति कर्तव्य 
हैं॥५-८॥ 

परस्परोपकार, मैत्र, सम्बन्धज तथा उपहार 
ये ही चार संधिके भेद जानने चाहिये-ऐसा | 
अन्य लोगोंका मत है'॥९॥ 

बालक, वृद्ध, चिरकालका रोगी, भाई-बन्धुआँसे 
बहिष्कृत, डरपोक, भीरू सैनिकॉबाला, लोभी- 
लालची सेवकोंसे थिरा हुआ, अमात्य आदि 
प्रकृतियोंके अनुरागसे वञ्चित, अत्यन्त विषयासकू, 
अस्थिरचित्त और अनेक लोगोंके सामने मन्त्र 
प्रकट कलेवाला, देवताओं और ब्राहाणोंका निन्दक, 
(दैवका मारा हुआ, दैवको ही सम्पत्ति और विपत्तिका 
कारण मानकर स्वयं उद्योग न करनेवाला, जिसके 
ऊपर दुसिक्षका संकट आया हो वह, जिसकी 
सेना कैद कर लौ गयौ हो अथवा शत्रुओऑसे पिर 
गयी हो वह, अयोग्य देशमें स्थित (अपनी सेनाकी 
पहुँचस बाहरके सथानम विद्यमान), बहुत-से सुओ 
युक्त, जिसने अपनी सेनाको युद्धके योग्य कालमें 
नहीं नियुक्त किया है यह, तथा सत्य और धर्मसे 
अ्र्ट-ये बीस पुरुष ऐसे हैं जिनके साथ संधि न 
करे, केवल विग्रह करे॥ १०-१३६॥ 

एक-दूसरेके आपकारसे मनुष्यों विप्रह (कलह 
या युद्ध) होता है। राजा अपने अभ्युदयकी इच्छासे 
अथवा शत्रुसे पीड़ित होनेपर यदि देश-कालको 
अनुकूलता और सैनिक-शक्तिसे सम्पन्न हो तो 
विग्रह प्रारम्भ करे॥ १४-१५॥ 
सप्ताङ्ग राज्य, स्त्री (सौता आदि-जैसी 


असाधारण देवो), जनपदके स्थानविशेष, राष्ट्के 
'एक भाग, ज्ञानदाता उपाध्याय आदि और सेना- 
इनमेंसे किसका भी अपहरण विग्रहका कारण है 
(इस प्रकार छः हेतु बताये गये)। इनके सिवा 
मद (राजा दम्भोद्धव आदिकी भाँति शौयांदिजनित 
दर्प), मान (रावण आदिकी भाति अहंकार), 
जनपदकी पीड़ा (जनपद-निवासियोंका सताया 
जाना), ज्ञानविघात (शिक्षा-संस्थाओं अथवा 
ज्ञानदाता गुल्ओंका विनाश), अर्थविषात (भूमि, 
हिरण्य आदिको क्षति ), शक्तिविधात 
(प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति और उत्साहशक्तियोंका 
अपक्षय), धर्मविषात, दैव (प्रार्धजनित दुरवस्था), 
सुग्रीव आदि-जैसे मित्रोंके प्रयोजनकी सिद्धि, 
माननीय जनॉका अपमान, बन्युवर्गका विनाश, 
भूतानुग्रहविच्छेद (प्राणियोको दिये गये अभयदानका 
खण्डन - जैसे एकने किसी वनपेँ वहाँके जन्तुऑंको 
अभय देनेके लिये मृगयाकी मनाही कर दी, किंतु 
दूसरा उस नियमको तोड़कर शिकार खेलने आ 
गया-यही ' भूतानु्रहविच्छेद' है), मण्डलदूषण 
(द्वादशराजमण्डलमेंसे किसौको विजिगीपुके विरुद्ध 
उभाइना), एकार्वाभिनिवेशित्व (जो भूमि या स्री 
आदि अर्थ एकको अभीष्ट है, उसीको लेनेके 
लिये दूसरेका भी दुराग्रह) ये बीस विग्रहके 
कारण हैं॥ १६-१८॥ 

सापत्र (रावण और विभीषणकी भौति सौतेले 
भाइयोंका वैमनस्य), वास्तुज ( भूमि, सुवर्ण आदिके 
'हरणसे होनेवाला अमर्ष), स्के अपहरणसे होनेवाला 
रोष, कटुवचनजनित क्रोध तथा अपराधजनित 
प्रतिशोधको भावना-ये पाँच प्रकारके वैर अन्य 
'विद्ानोंने बताये हैं'॥ १९॥ 


(पपा सी का है; कका हो क 
खो पूर्वकथित 'उपहार' है ह। पराम अय सबका समावेश है। 
२, सापे 


0 सघ है। उको हो कनः कहा गया है और 'उज्हार, 


नारथ हो जाल है, सी और वास्तुके अपहरित बे 


सोाापहएन वैसका अला है। यास्सात बै पू रय और अफयनरानित दर अभ होते हैं और अपराधजनित 


बर पोष १४ कारणका समावेश हो जाता है। 


.... (३) जिस वग्रहे बहुत कम लाभ होनेवाला | विग्रहे कभी हाथ न डाले। जो वर्तमान और 


ह 


हो, (२) जो निष्फल हो, (३) जिससे फलप्राप्तिमे 
संदेह हो, (४) जो तत्काल दोषजनक (विग्रहके 
समय मित्रादिके साथ विरोध पैदा करनेवाला), 
(५) भविष्यकालमें भी निष्फल, (६) वर्तमान 
और भविष्यमें भौ दोषजनक हो, (७) जो अज्ञात 
बल-पराक्रमवाले शत्रुके साथ किया जाय एवं 
(८) दूसरे द्वारा उभाड़ा गया हो, (९) जो 
दूसरोंकी स्वार्थसिद्धिके लिये किंवा, (१०) किसी 
साधारण स्त्रीको पानेके लिये किया जा रहा 
हो, (११) जिसके दोर्घकालतक चलते रहनेकी 
सम्भावना हो, (१२) जो श्रेष्ठ द्विजॉके साथ छेडा 
गया हो, (१३) जो बरदान आदि पाकर 
अकस्मात्‌ दैवयलसे सम्पन हुए पुरुषके साथ 
छिड़नेवाला हो, (१४) जिसके अधिक बलशाली 
भित्र हों, ऐसे पुरुषके साथ जो छिड्नेवाला हो, 
(१५) जो वर्तमान कालमें फलद, किंतु भविष्ये 
निष्फल हो तथा (१६) जो भविष्यमें फलद 
किंतु वर्तमानमें निष्फल हो-इन सोलह प्रकारके 


अविष्यमें परिशुद्ध-पूर्णत: लाभदायक हो, वही 
विग्रह राजाको छेड़ना चाहिये॥ २०-२४॥ 

राजा जब अच्छी तरह समझ ले कि भेरी सेना 
इश-पुष्ट अर्थात्‌ उत्साह और शक्तिसे सम्पन है तथा 
लुकी अवस्था इसके विपरीत है, तब वह उसका 
लह करलेके लिये विग्रह आरम्भ करे। जब मित्र, 
आक्रन्द तथा आक्रन्दासार-इन तौनोंकी राजाके 
प्रति ड्भ हो तथा शुके मित्र आदि विपरीत 
स्थितिमे हों अर्थात्‌ उसके प्रति भक्तिभाव न रखते 
हों, तब उसके साथ विग्रह आरम्भ करे॥ २५४ ॥ 

(जिसके बल एवं पराक्रम उच्च कोटिक हों, 
जो विजिगीषुके गुणोंसे सम्पन्न हो और विजयकी 
अभिलाषा रखता हो तथा जिसकी अमात्यादि 
प्रकृति उसके सदगुणोंसे उसमें अनुरक्त हो, ऐसे 
राजाका सुके लिये यात्रा करता 'यान' कहलाता 
है) विगृहगमन, संधायगमन, सम्भूषणमत, रसतः 
गमन तथा उसेक्षापूवक गमन --े नति पुद 
यानके पाँच भेद कहे गये हैं"॥ २६३॥ 


० जलवाल रा जय समाल सोके सय विक आथ करे बुदे ले स करता है, तथ इसको उत याशो 
जीतिशालाकै विद्वान्‌ विगन ' कहते है; अचला रुके सपस्त भिजेको आ उसके आगे और फौठेके सुर्धचित्तकोंको अपने सापने 
और पौछेताले पत्रा छे गे नि काकर शुर जो चढ़ाई कौ ली है, उसै गमन” या “विग्न ' कहते हैं। जब 
अपनी चा अवरो उत्पनन कातैवाले सै प्रकारकै शहुओके सा सधि करके ओ एकात की अन्य शु आक्रमण किया 
आता हँ, सह 'संायपमन' कहा जाता है। अषा आपने प्क सकले पह शके साथ सधि करके जो अत्पतर-अपने 
ताल सुपा आक्रमणकै लिये याज कौ सो है; विसगज उस गको ध “सायण” बते है। सामूहिक साभ 
समानरूपे भी होनेवाले सपक साध, जो का और शुद्धवसे बुक हो, एकीभूत होका--वितकर जो कि एक हौ ए 
ई को जलो है, उसका नाम 'कम्भूपपत' है। अपका जो वि और उसके श रोसो प्रकृतियोका विनाश करनेके कारण 
दोगा शु हौ, उसके प्रति विजिशोपु तथा डु का मिलकर के हिव ख कस "सरग है। इसके उदाहरण है--सुरष और 
प्‌ु ला लोहित सूरवमण्डलको उदित हुआ देख, 'यह क है'--इस बलको जाने लिये आलोचित थप 
उर जसले पके लिये आगो करे। निकट पहर उडे देखा कि भएको प्रहण कके लिये स्वर्धात (रह) आया है। 
हि तो उसे हो अपस दी जात हनुघात्‌ज उसपर टूट पढ़े। उस सप सूने भो अनु शु राहुको देके लिये अपने 
लेभे सह हदुमादूजौका हो साच दिवा। एका आक्रमण काके लि स्थ हुआ राजा यदि ्रसङ्गवश उसके विरोध दूर 
कक्षाको अपने आक्रमणका लक्ष्य बना लेख है खो उसको उस याको सःय दा 'प्रस्गयान' कते हैं इसके हान हैं राणा 
ह बे दुन पाण्डवपक्षले आक्रमाणके लिये चले थे, किंतु मर्न दुरवाधनके अति सला प्रस्त हो उसे मे लिये 
कहकर उसकी र्थे उसके सेनापति हो सय और आपे भजे युको हौ अपने आक्रमणका सह चाया शतक प्रत 
आक्रमण केले विजिगीषुको केके लिये यदि उस शे जलका चित्र हो उस रुकी उपेक्षा करके उसके उन मिजॉपर 
ही चलाई काला 'उपेक्ायान' कहलाला है-- जैले इनी आकासे नाकवचो वध कतके लिये पि हए अर्जुकको रोकने 
मिज जब हिरण्यपुरवासी “कालकंज' नामक असुर आ पहुँच, सव अल उन नियो उपेक्षा करके कलको हो टूट 
पे और उनको पात केके बाद हो उन्होने निकातकवचोँका न किवा। 


६२ « अभ्वियुराज 


विजिगीषु और शत्रु-दोतों एक-दूसंरेको | किसी भी शर्तपर संधि न करना चाहते हों, तब 
शक्तिका विघात न कर सकनेके कारण आक्रमण | विजिगीषु उन दोनॉंके ही किसी शत्रुका आश्रय ले 
ज करके बैठ रहें तो इसे ' आसन' कहा जाता है; | अथवा किसी भी अधिक शक्तिशाली राजाकी 
इसके भी 'यान'को ही भाँति पाँच भेद होते हैं-- | शरण लेकर आत्मरक्षा करे॥ २८--३०॥ 
१. विगृष्ा आसन, २. संधाय आसन, ३. सम्भूव | यदि विजिगोुपर किसी बलवान्‌ शुका आक्रमण 
आसन, ४. प्रसङ्गासन तथा ५. उपेक्षासन”॥ २७६ ७ | हो और वह उच्छिनन होने लगे तथा किसी उपायसे 
दो बलवान्‌ शुके बीचे पड़कर वाणीद्वारा | उस संकटका निवारण करना उसके लिये असम्भव 
दोनोंको ही आत्मसमर्पण करे--'मैं और मेरा! | हो जय, तब वह किसी कुलीन, सत्यवादी, सदाचारी 
राज्य दोनोंके ही हैं”, यह संदेश दोनोंके ही पास | तथा शुकी अपेक्षा अधिक बलशाली राजाकी 
गुप्तहूपसे भेजे और स्वयं दुर्गमें छिपा रहे। यह | शरण ले। उस आश्रयदाताके दर्शनके लिये उसकी 
'हुँघीभाव"की नीति है। जब उक्त दोनों शत्रु पहलेसे | आराधना करना, सदा उसके अभिप्रायके अनुकूल 
ही संगठित होकर आक्रमण करते हों, तब जो | चलना, उसीके लिये कार्य करना और सदा उसके 
उनमें अधिक बलशाली हो, उसकी शरण ले। यदि | प्रति आदरका भाव रखना-यह आश्रय लेनेवालेका 
चे दोनों शतु परस्पर मन्त्रणा करके उसके साथ | व्यवहार बतलाया गया ह॥३१-३२॥ 
स प्रकार आदि आरोप महापतकर्म “सगणक ' नामक 
दो सँ बालीसर्का अध्याय पूरा हुआ# २४०४ 
mm 


2 अब शु और जिपर आक्रबण करके कारव बरे ब जाते सेवि ' कहते है। गह 
[एक प्रकार है। जिग सुके किसी देशको शत हकर जब स्व: ये एत होकर बैठ जता है तब यह सन 
कला है। 

पद के भतः शयत होेके कारण पक नजा सके, लो उसे आसा (मि) तथा चोज (अगाच पाल 
(आदि) -को रह करके उसके साच विह छोडकर बैड रहो ।दोर्घकातलक देख रते प्राभि प उस श राजसे विर 
हो जाती हैं। अतः समुर वह दसीभूत हो जा है। रु और दिषु रण बलाल होगेकै कारण सुनेर जब 
समतले शो होने लगे, कब एर सि करके बैठ जाये! पक संव उह! कहलाता है । पूर्वकालणे तिवातककरथोके साथ 
जग दिय राणक युद्ध होने लगा, व रो एक जके दरात ककल होने कारण एक-दूसोेको पासा न कर, 
'सके। उस दरायें माजो हो भनें डकर रावण सि करके बैठ रहा। चह सशर आशत'का उदाहरण है। 

सि और उसके सको उदासीन और तध्यलमे आक्रमाककी सनक शङ्का हो रब उ दोनो मिल जाता चाहिये। 
प्रकार मिलकर बैठना भूप आन" कहलाता है। जय मध्यम और उने कोई-सा भौ विजिगीषु और उसे शोगा 
नाल काला चहल हो, तब वह उन शेक श समा जाता है; उस दा विष अपने शहुकै साथ पिलकर दनक हौ 
अधिक बलवत्‌ शू उस पन या उदासीनका साया कौं। कही “सम्पुप आसन' है। 

दि विजितौपु किसी अन्य तुर आमक इच्छा रखता हो; कितु रर (अर्घलाथ चा अंनर्-्रतिकार)-के रसे 
अन्या बैठे यो तो इसे 'प्रसङ्गासन' कहते हैं। 

अधिक शालो शङुकी उपेका काके आपने स्थानपर बे रहता “उपेकासन' कहता है। भवन कृष्ने जब 
'चाश्यितहरण किया था, उस समय उं अधिक शकिशली जकर इदे उछ कणे बैठ रो, प उनका उदाहरण है। 
'इसका एक दूस उदाहरण सक है। महाधारत-यदमे यह य और को सेना लेकर मरो-कठेे करय और पण्डके पास 
गया और बोला, यदुम डरे हुए हो खो हम हुरो सहार करे के विजय दिलायें।' उसको इसे पर दोजोने उसकी 
उपेक्षा कर दौ। अहः चह किसो ले दग करके आले घाल ही बैठा शा 


अध्याय २४९: 


२६३ 


दो सौ इकतालीसवाँ अध्याय 
मन्त्रविकल्प 


औराम कहते हैं-- " लक्ष्मण! प्रभावशक्ति और 
-उत्साह-शक्तिसे मन्त्रशक्ति श्रेष्ठ बतायी गयी है। 
प्रभाव और उत्साहे सम्पन शुक्राचार्यको देवपुरोहित 
बृहस्पतिने मन्त्र-बलसे जीत लिया॥ १७ 

जो विश्वसनीय होनेके साथ-ही-साथ 
जीतिशास्त्रका विद्वान्‌ हो, उसीके साथ राजा अपने 
कर्तव्यके विषयमें मन्त्रणा करे। (जो विश्वसनीय 
होनेपर भी मूर्ख हो तथा विद्वान्‌ होनेपर भौ 
अविश्वसनीय हो, ऐसे मन्त्रीको त्याग दे। कौन 
कार्य किया जा सकता है और कौन अशक्य है, 
इसका स्वच्छ बुद्धिसे विवेचन करे!) जो अशक्य 
कार्यका आरम्भ करते हैं, उन्हें क्लेश उठानेके सिवा 
'कोई फल कैसे प्राप्त हो सकता है?॥ २-३॥ 

अधिज्ञात (परोक्ष)-का ज्ञान, विज्ञातका निश्चय, 
कर्तव्यके विषयमे दुविधा उत्पन्न होनेपर संशयका 
'उच्छेद (समाधान) तथा शेष (अन्तिम निश्चित 
कर्तव्य) -की उपलब्धि--ये सब मन्त्रियोके ही अधीन 
हैं। सहायक, कार्यसाधनके उपाय, देश और कालका 
विभाग, विपतिका निवारण तथा कर्तव्यकी सिद्धि 
ये मन्त्रियाँकी मन्त्रणाके पाँच अङ्ग हैं॥४॥ 

मनकी प्रसनता, श्रद्धा (कार्यसिद्धिके विषयपेँ 
दृढ़ विश्वास), जनेन्दरियोँ तथा क्मेनद्रियोंकी स्वविषयक 
व्यापारमें क्षमता, सहाय-सम्पत्ति (सहायकोंका बाहुल्य 
अथवा सत्तादि गोका योग) तथा उत्धान-सम्पत्ति 
(शौघ्रतापूर्वक उत्थान करनेका स्वभाज)-ये 
मन्त्रद्वारा निश्चित करके आरम्भ किये जानेवाले 
'कर्मोंकी सिद्धिके लक्षण हैं॥५॥ 

मद (मदिरा आदिका नशा), प्रमाद (कार्यान्‍तरके 
'्रसङ्गसे असावधानी), काम (कामभावनासे प्रेरित 
होकर स््रियॉपर विश्वास), स्वप्तावस्थामें किये 
गये प्रलाप, खंभे आदिकी ओटमें लुके-छिपे लोग, 
पार्शवर्तिनी कामिनियाँ तथा उपेक्षित प्राणी (तोता, 


मैना, बालक, बहरे आदि) ये मन्त्रका भेदन 
करनेमें कारण बनते हैं ॥६॥ 

सभामें निर्भीक बोलनेवाला, स्मरणशक्तिसे 
सम्पन, प्रवचन-कुशल, शस्त्र और शासे परिनिष्ठित 
तथा दूतोचित कर्मके अभ्याससे सम्पन्न पुरुष 
राजदूत होनेके योग्य होता है । निसृष्टा्थ (जिसपर 
संधि-विग्रह आदि कार्यको इच्छानुसार करनेका 
पूरा भार सौंपा गया हो, वह), मितार्थ (जिसे 
परिमित कार्य-भार दिया गया हो, यथा-इतना 
हो करना या इतना ही बोलना चाहिये), तथा 
शासनहारक (लिखित आदेशको पहुँचानेवाला)-- 
ये दूतके तीन भेद कहे गये हैं॥७-८॥ 

दूत अपने आगपनकी सूचना दिये बिना शुके 
दुर्ग तथा संसदमें प्रवेश न करे (अन्यथा वह 
संदेहका पात्र बन जाता है)। वह कार्यसिद्धिके 
लिये समयकी प्रतीक्षा करे तथा शत्रु राजाकी 
आज्ञा लेकर बहाँसे विदा हो। उसे शत्रुके छिद्र 
(दुर्बलता)-की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। 
उसके कोष, मित्र और सेनाकै विषयमें भी यह 
जाने तथा शत्रुको ष्टि एवं शरीरकी चेष्टसे 
अपने प्रति राग और विरक्तिका भी अनुमान कर 
लेना चाहिये॥ ९-१०॥ 

ह उभय पकषोके कुलकी (यधा-'आप 
उदितोदित कुलके रन हैं' आदि), नामकी (यथा 
“आपका नाम दिग्दिन्तमें विख्यात है' इत्यादि), 
द्रव्यकी (यथा--' आपका द्रव्य परोपकारमें लगता 
है” इत्यादि) तथा श्रेष्ठ कर्मकी (यथा आपके 
सत्कर्मकौ श्रेष्ठ लोग भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं? 
आदि कहकर) बढ़ाई करे। इस तरह चतुर्विध 
स्तुति करनी चाहिये। तपस्वीके वेषमें रहनेवाले 
अपने चरोके साथ संवाद करे। अर्थात्‌ उनसे बात 
करके यथार्थ स्थितिको जाननेकी चेष्टा करे ॥ ११॥ 


चर दो प्रकारके होते हैं--प्रकाश (प्रकट) 
और अप्रकाश (गुप्त)। इनमें जो प्रकाश है, 
उसकी 'दूत' संशा है और अप्रकाश “चर” कहा 
गया है। वणिक्‌ (वैदेहक), किसान (गृहपति), 
लिङ्गी (मुण्डित या जटाधारी तपस्वी), भिक्षुक | 
(उदास्थित), अध्यापक (छात्रवृत्तिसे रहनेवाला-- 
कार्पटिक)-इन चारोंकी स्थितिके लिये संस्थाएँ | 
हैं। इनके लिये वृत्ति (जीदिका)-की व्यवस्था 
कौ जानी चाहिये, जिससे ये सुखसे रह 
सकें'॥ १२॥ 

जब दूतकी चेष्टा विफल हो जाय तथा शु 
व्यसनग्रस्त हो, तब उसपर चढ़ाई करे॥ १२ ६ ॥। 

जिससे अपनी प्रकृतियाँ व्यसनग्रस्त हो गयी 
हों, उस कारणको शान्त करके विजिगीषु शत्रुपर 
चढ़ाई करे। व्यस्त दो प्रकारके होते है - मानुष 
और दैव। अनय और अपनय दोनोंके संयोगसे 
प्रकृति-व्यसन प्राप्त होता है। अथवा केवल दैवसे 
भी उसकी प्राप्ति होती है। वह श्रेय (अभीष्ट 
अर्थ)-को व्यस्त (क्षिप्त या नष्ट) कर देता है, 
इसलिये 'व्यसन' कहलाता है। अग्नि (आग लगना), 
जल (अतिवृष्टि या बाढ़), रोग, दुर्षिक्ष (अकाल 
पड़ना) और मरक (महामारी)--ये पाँच प्रकारके 
“दैव-व्यसन' हैं। शेष “मानुष-व्यसन' हैं। पुरुषार्थ 
अथवा अधर्वेदोक्त शान्तिकर्मसे दैव-व्यसनका 
निवारण करे। उत्थान-शौलता (दुर्गादि- 
निर्माणविषयक चेष्टा) अथवा नौति-संधि या 
(साम आकिके प्रयोगके द्वारा मानुष-व्यसनकी शान्ति 
करे॥ १३-१५ ६४ 

मन्त्र (कार्यका निश्चय), मन्त्रफलकी प्राप्ति, 
कार्यका अनुष्ठान, भावी उन्नतिका सम्पादन, आय- | मित्र, अमित्र (अपकारकी इच्छावाले शु), 


व्यय, दण्डनीति, शत्रुका निवारण तथा व्यसनको 
आलनेका उपाय, राजा एवं राज्यकी रक्षा-ये 
सब अमात्यके कर्म हैं। यदि अमात्य व्यसनग्रस्त 
हो तो वह इन सब कर्मोंको नष्ट कर देता 
है'॥ १६-१७ १॥ 

सुवर्ण, धान्य, वस्त्र, वाहन तथा अन्यान्य 
डव्योका संग्रह जनपदवासिनी प्रजाके कर्म हुँ । यदि 
जा व्यसनग्रस्त हो तो वह उपर्युक्त सब कायाँका 
जाश कर डालती है॥ १८ १॥ 

आपत्तिकालयें प्रजाजनोंकी रक्षा, कोष और 
सेनाको रक्षा, गुषत या आकस्मिक युद्ध, आपतिपरस्त 
जनॉको रक्षा, संकट पड़े हुए मित्रों और अभित्रोंका 
संग्रह तथा सामनों और वनवासियोसै प्राप्त होनेवाली 
बाधाओंका निवारण भी दुर्गका आश्रय लेनेसे 
होता है। नगरके नागरिक भी शरण लेनेके लिये 
दुर्गपतियोंका कोष आदिके द्वारा उपकार करते 
हैं। (यदि दुर्ग विपतिग्रस्त हो जाय तो ये सब 
कार्य विपन्त हो जाते हैं।)॥ १९-२० १॥ 

भत्व (सैनिक आदि)-का भरण-पोषण, 
दानकर्म, भूषण, हाथी-घोड़े आदिका खरीदना, 
स्थिरता, शतरुपक्षकी सुब्ध प्रकृतियोंमें धन देकर 
फूट डालना, दुर्गका संस्कार (मरम्मत और 
सजावट), सेतुबन्ध (खेतीके लिये जलसंचय कसेके 
निमित्त बाँध आदिका निर्माण), वाणिज्य, प्रजा 
और भित्रका संग्रह, धर्म, अर्थ एवं कामकी 
सिद्धि-ये सब कार्य कोषसे सम्पादित होते 
हैं। कोषसम्बन्धी व्यसनसे राजा इन सबका 
जाश कर देता है; क्योंकि राजाका मूल है- 
कोष॥२१-२२॥ 

मित्र, अमित्र (अपकारकी इच्छावाले श्र) 


(ण कोडे दिये गये “बेशक” आदि कण बंध समके रेके नयर ह 
२, इस कये पन या कार्यका नि माके अधीन है, रुुओंको दूरले हौ गकर मन्तसाध्य फलकी प्राप्त दृतके अधीन 
ह, कार्यका अनुहान (दिको प्रत) अध्यकषके आधीन है, आदि शा ध्ावी उन्नतिका सम्पादन अके अधीन है, आय 
और व्यय आकषपटालिक (आर्पयन)-के आधोत हैं, दि ध (न्यायाधिकारी)-के हा है तथा सुओंका तिवारण पिक 


साध्य कर्म हैसा विभाग जयमङ्गलाकारमे किया है। 


+ अध्याय २४१० 


४६५ 


सुवर्ण और भूमिको अपने वशमें करना, शतुऑको 
कुचल डालना, दूरके कार्यको शोघ्र पूरा करा 
लेना इत्यादि कार्य दण्ड (सेना)-द्वारा साध्व हैं। 
उसपर संकट आनेसे ये सब कार्य बिगड़ जाते 
हैं॥ २३॥ 

“त्र विजिगीयुके विचलित होनेवाले मित्रको 
रोकता है-उनमें सुस्थिर स्नेह पैदा करता है, 
उसके शत्रुओंका नाश करता है तथा धन आदिसे 
'बिजिगीपुका उपकार करता है। ये सब मित्रे 
सिद्ध होनेवाले कार्य हैं। मित्रके व्यसनग्रस्त होनेपर 
ये कार्य नष्ट होते हैं॥२४॥ 

यदि राजा व्यसनी हो तो समस्त राजकायाँको 
नष्ट कर देता है। कठोर वचन बोलकर दूसरोंको 
ख पहुँचाना, अत्यन्त कठोर दण्ड देना, अर्थदूषण 
(वाणीद्वारा पहलेकी दी हुई वस्तुको न देना, दी 
हुईको छीन लेना, चोरी आदिके द्वारा धनका नाश 
होना तथा प्राप्त हुए धनको त्याग देना),* 
मदिरापान, स्त्रीविषयक आसि, शिकार खेलनेयें 
अधिक तत्पर रहना और जूआ खेलना-ये राजाके 
व्यसन हैं॥ २५६॥ 

आलस्य (उद्योगशुत्यता), स्तब्धता (बडे 
सामने उण्डता या मान-प्रदर्शन), दर्ष (शौयादिका 
अहंकार), प्रमाद (असावधानता), बिना कारण 
वैर बाँधना-ये तथा पूर्वोक्त कठोर वचन बोलना 
आदि राजव्यसन सचिवके लिये दुव्यंसन बताये 
गये हैं॥ २६६ ॥ 

अनावृष्टि (और अतिवृष्टि) तथा रोगजनित 
पीडा आदि राष्ट्रे लिये व्यसन कहे गये हैं। यन्त्र 
(शनौ आदि), प्राकार (चहारदीवारो) तथा 
परिखा (खाई)-का नष्ट-अ्रष्ट हो जाना, अस्त्र- 
सशस्त्रका अभाव हो जाना तथा घास, ईंधन एवं 
अनका क्षीण हो जाना दुर्गके लिये व्यसन 


बताया गया है॥ २७-२८॥ 

असद्व्यय किंवा अपण्ययके द्वारा जिसे 
खर्च कर दिया गया हो, जिसे मण्डलके अनेक 
स्थाने थोडा-थोडा करके बॉट दिया गया हो, 
रक्षक आदिने जिसका भक्षण कर लिया हो, 
जिसे संचय करके रखा नहीं गया हो, जिसे 
चोर आदिने चुरा लिया हो तथा जो दूरवर्ती 
स्थानमें रखा गया हो, ऐसा कोष व्यसनग्स्त 
बताया जाता है॥ २९॥ 

जो चारों ओरसे अवरुद्ध कर दौ गयी हो, 
जिसपर घेरा पड़ गया हो, जिसका अनादर या 
असम्मान हुआ हो, जिसका ठौक-ठौक भरण- 
पोषण नहीं किया गया हो, जिसके अधिकांश 
सैनिक रोगी, थके-माँदे, चलकर दूरसे आये हुए 
तथा नवागत हों, जो सर्वथा क्षीण और प्रतिहत 
हो चलौ हो, जिसके आगे बढ़नेका वेग कुण्ठित 
कर दिया गया हो, जिसके अधिकांश लोग आशाजनित 
निर्वेद (खेद एवं विरक्ति)-सै भरे हों, जो अयोग्य 
भूमिमें स्थित, अनृतप्राप्त (अविश्वस्त) हो गयौ 
हो, जिसके भीतर स्त्रियां अधवा स्तरैण हो, जिसके 
इृदयमें कुछ काँटा-सा चुभ रहा हो तथा जिस 
सेनाके पीछे दट पर्णण्ाह (शबु)-की सेना लगी 
हुई हो, उस सेनाकी इस दुरवस्थाको 'बलव्यसन' 
कहा जाता है॥ ३०--३३॥ 

जो दैवसे पौड़ित, शत्रुसेनासे आक्रान्त तथा 
पूवोक्त काम, क्रोध आदिसे संयुक्त हो, उस मित्रको 
व्यसनग्रस्त बताया गया है । उसे उत्साह एवं सहायता 
दी जाय तो वह शतरुऑसे युद्धके लिये उद्यत एवं 
विजयो हो सकता है॥३४॥ 

अर्षदूषण, वाणीकी कठोरता तथा दण्डविषयक 
अत्यन्त क्रूरता --ये तीन क्रोधज व्यसन हैं। मृगया, 
जूआ, मद्यपान तथा सत्सङ्ग -ये चार प्रकारके 


पलत अका उचछ हे अदान उसका कक उदे आवरण आदानः स्व उदित धनका आर आहिसे 
स 'विनाश” तथा कहाँ प्रा धनके विषयक उसका स्थान “परिल्याण” चायक अर्दन है। (जयमङ्गला) 


9092 साधन कमलरी 


-अस्मिपुगण+ 


कामज व्यसन हैं॥३५॥ 

चाणीकी कठोरता लोकमें अत्यन्त डे पैदा 
'करनेवाली और अनर्थकारिणी होती है । अर्थहरण, 
ताडून और वध--यह तीन प्रकारका दण्ड असि 
अर्थका साधक होनेसे सतपषंद् 'शासन' कहा 
गया है। उसको युकिसे हौ प्राप्त कराये। जो 
राजा युक्त (उचित) दण्ड देता है, उसको 
प्रशंसा की जाती है। जो क्रोधवशा कठोर दण्ड 
देता है, वह राजा प्राणियोंमें उ्वेग पैदा करता 
है। उस दण्डसे प हुए मनुष्य विजिगीयुके 
'शह्ुओंकी शरणमें चले जाते हैं, उनसे वृद्धिको 
प्राप्त हुए शत्रु उक्त राजाके विनाशमेँ कारण होते 
हैं॥ ३६-३७ ६॥ 

दूषणीय मनुष्यके दूषण (अपकार)-के लिये 
उससे प्राप्त होनेवाले किसी महान्‌ अर्थका 
'विधातपूर्वक परित्याग नौति-तत्वज्ञ विदानो | 
“अर्थदूषण' कहा जाता है ॥ ३८ ६॥ 

दौड़ते हुए यान (अश्न आदि)-से गिरना, 
भूख-प्यासका कष्ट उठाना आदि दोष मृगयासे 
प्राप्त होते हैं। किसी छिपे हुए शजरुसे मारे जानेकी 
भी सम्भावना रहती है। श्रम या यकायटपर विजय 
पानके लिये किसी सुरक्षित वनमें राजा शिकार 
खेले॥ ३९ ६॥ 

जूएमे धर्म, अर्थ और प्राणोके नाश आदि 
दोष होते हैं; उसमें कलह आदिको भी सम्भावना 
रहती है। स्तरीसम्बन्धी व्यसनसे प्रत्येक कर्तव्य- 
कार्यके करें बहुत अधिक विलम्ब होता है-- 
क समयसे कोई काम नहीं हो पाता तथा धर्म 
और अर्थको भी हानि पहुँचती है। मद्यपानके 
व्यसनसे प्राणोका नाशतक हो जाता है, नरके 
कारण कर्तव्य और अकर्तव्यका निश्चय नहीं हो 
पाता॥ ४०-४३ ॥ 

सेनाकी छावनी कहाँ और कैसे पड़ती चाहिये, 
इस बातकों जो जानता है तथा धले-बुरे निमित 


(शकुन)-का ज्ञान रखता है, वह शतुपर विजय 
'घा सकता है। स्कन्धावार (सेनाको छावनी)-के 
अध्यभागमें खजानासहित राजाके ठहरनेका स्थान 
होना चाहिये। राजभवनको चारों ओरसे चेरकर 
क्रमश: मौल (पिता-पितामहके कालसे चली आती 
हुई मौलिक सेना), भूत (भोजन और वेतन देकर 
रखो हुई सेना), श्रेणि (जनपदनिवासियाँका दल 
अथवा कुविन्द आदिकी सेना), मित्रेन, द्विष्दल 
(राजाको दण्डशक्तिसे वशीभूत हुए सामन्तोंकी 
सेना) तथा आटबिक (वन्य-प्रदेशके अधिपतिकी 
सेना)--इन सेनाओँकी छावनी डाले ॥ ४२-४३ ॥ 

(राजा और उसके अन्त:पुरकी राकी 
सुव्यवस्था करनेके पश्चात्‌) सेनाका एक चौथाई 
भाग चुदसज्जासे सुसज्जित हो सेनापतिको आगे 
करके प्रयत्रपूर्वक छावनीके बाहर रातभर चक्कर 
'लगाये। वायुके समान वेगशाली घोर बैठे हुए 
चुड़सवार दूर सौमान्तपर विचरत हुए शकी 
गतिविधिका पता लगायें। जो भी छावनीके भीतर 
प्रवेश करें या बाहर निकलें, सब राजाकी आज्ञा 
आप्त करके ही वैसा करें॥ ४४-४५॥ 

साम, दान, दण्ड, भेद, उपेक्षा, इन्रजाल और 
माया-ये सात उपाय हैं; इनका शके प्रति 
योग करना चाहिये। इन उपायोंसे शु वशीभूत 
होता है॥४६॥ 

सामके पाँच भेद बावे गये हैं-१. दूसरेके 
उपकारका बर्णन, २. आपसके सम्बन्धको प्रकट 
कला (जैसे ' आपकी माता मेरी मौसी हैं' इत्यादि), 
३. भधुरबाणीमें गुण-कीर्तन करते हुए बोलना, 
४ भावी उन्नतिका प्रकाशन (यथा-'ऐसा होनेपर 
आगे चलकर हम दोनोंका बड़ा लाभ होगा' 
इत्यादि) तथा ५. मैं आपका हँ-योँ कहकर 
आत्पसमर्पण करना॥ ४७६ ॥ 

'किसीसे उत्तम (सार), अधम (असार) तथा 
मध्यम (सारासार) भेदसे जो डरव्य-सम्पतत प्राप्त 


हुई हो, उसको उसी रूपमें लौटा देना-यह 
दानका प्रथम भेद है। २. बिना दिये ही जो धन 
'किसीके द्वारा ले लिया गया हो, उसका अनुमोदन 
करना (यथा-' आपने अच्छा किया जो ले लिया। 
मने पहलेसे ही आपको देनेका विचार कर लिया 
था')-यह दानका दूसरा भेद है। ३. अपूर्व 
दब्यदान (भाण्डागारसे निकालकर दिया गया नूतन 
दान), ४. स्वयंग्राहप्रवर्तन (किसी दूसरेसे स्वयं 
ही धन ले लेनेके लिये प्रेरित करना। यथा-- 
“अमुक व्यक्तिसे अमुक द्रव्य ले लो, वह तुम्हारा 
ही हो जायगा') तथा ५. दातव्य ऋण आदिको 
छोड़ देना या न लेना--इस प्रकार ये दानके पाँच 
भेद कहे गये हैं ॥ ४८-४९ १ ॥ 

स्नेह और अनुरागको दूर कर देना, परस्पर संघर्ष 
(कलह) पैदा कला तथा धमकी देना --भेदज्ञ पुरुषोने 
भेदके ये तीन प्रकार बताये हैं ॥५० १ ॥ 

बध, धनका अपहरण और बन्धन एवं ताडून 
आदिके द्वारा कलेश पहुँचाना ये दण्डके तीन 
भेद हैं। वधके दो प्रकार हैं- (१) प्रकाश (प्रकट) 
और (२) अप्रकाश (गुप्त)। जो सब लोगेकि 
दरेषपात्र हों, ऐसे दुषटॉंका प्रकटरूपसें बध करना 
चाहिये; किंतु जिनके मारे जानेसे लोग उद्विग्त हो 
उठें, जो राजाके प्रिय हों तथा अधिक बलशाली 
हों, वे यदि राजाके हितमें बाधा पहुँचाते हैं तो 
उनका गुतरूपसे वध करना उत्तम कहा गया है। 
गुप्तरूपसे वधका प्रयोग यों करना चाहिये -विष 
देकर, एकान्तमें आग आदि लगाकर, गुप्त 
मनुष्यो शस्त्रका प्रयोग कराकर अथवा शरीरमें 
फोड़ा पैदा करनेवाले उबटन लगवाकर राज्यके 
शत्रुको नष्ट करे। जो जातिमात्रसे भी ब्राह्मण हो, 
उसे प्राणदण्ड न दे। उसपर सामनीतिका प्रयोग | 
करके उसे वशमें लानेकी चेष्टा करे ॥ ५१-५३ ॥ 

प्रिय वचन बोलना 'साम' कहलाता है । उसका 
प्रयोग इस तरह करे, जिससे चितत्मे अमृतका-सा 


लेप होने लगे । अर्थात्‌ वह हृदयमें स्थान बना ले। 
ऐसी सि दृ्टिसे देखे, मानो वह सामनेवालेको 
मसे पी जाना चाहता हो तथा इस तरह बात करे, 
मानो उसके मुखसे अमृतको वर्षा हो रही हो॥ ५४॥ 

जिसपर झूठा ही कलङ्क लगवा गया हो, जो 
धनका इच्छुक हो, जिसे अपने पास बुलाकर 
अपमानित किया गया हो, जो राजाका द्वेषी हो, 
जिसपर भारी कर लगाया गया हो, जो विद्या 
और कुल आदिकी दृष्टिसे अपनेको सबसे बड़ा 
मानता हो, जिसके धर्म, काम और अर्थ छिल- 
भिन हो गये हों, जो कुपित, मानी और अनादृत 
हो, जिसे अकारण रज्यसे निर्वांसित कर दिया 
गया हो, जो पूजा एवं सत्कारके योग्य होनेपर 
औ असत्कृत हुआ हो, जिसके धन तथा स्त्रीका 
हरण कर लिया गया हो, जो मने बैर रखते हुए 
भौ ऊपरसे सामनीतिके प्रयोगसे शान्त रहता हो, 
ऐसे लोगोमे, तथा जो सदा शङ्कत रहते हों, उने, 
यहि खे जक्ष हाँ तो फूट डाले और अपने 
पक्षे इस तरहके लोग हों तो उन्हें यूवक शान्त 
करे। यदि शुषे फूटकर ऐसे लोग अपने पक्षमे 
आयें तो उनका सत्कार करे॥५५-५७१॥ 

समान तृष्णाका अनुसन्धान (उभयपक्षको 
'समानरूपसे लाभ होनेकी आशाका प्रदर्शन), अत्यन्त 
उगरभय (मृत्यु आदिकी विभीषिका) दिखाना तथा 
उच्चकोटिका दान और मान--ये भेदके उपाय 
कहे गये है॥५८६ 

शक्नुकी सेनामें जब भेदनीतिदवारा फूट डाल दी 
जाती है, तब वह चुत लगे हुए काकी भाँति 
विशीर्ण (छिन्न-धिन्न) हो जाती है । प्रभाव, उत्साह 
तथा मन्त्रशक्तिसे सम्पन्न एवं देश-कालका ज्ञान 
रखनेवाला राजा दण्डके द्वारा श्रुऑका अन्त कर 
दे। जिसमें मैत्रीभाव प्रधान है तथा जिसका विचार 
कल्याणमय है, ऐसे पुरुषको सामनीतिके द्वार 
शरम करे ॥५९-६०॥ 


जो लोभी हो और आर्थिक दृष्टस सीण हो 
चला हो, उसको दानद सत्कारपूर्वक वमे 
करे। परस्पर शङ्कासे जिनमें फूट पड़ गयी हो 
तथा जो दुष्ट हों, उन सबको दण्डका भय दिखाकर 
चशमे ले आये। पुत्र और भाई आदि बन्धुजनोँको 
सामनीतिद्वारा एवं धन देकर बशोभूत करे। 
सेनापतियो, सैनिकों तथा जनपदके लोगोंको दान 
और भेदनीतिके द्वारा अपने अधीन करे। सामनं 
(सीमावर्ती नरेशों), आटबिकों (वन्य-प्रदेशके 
शासकों) तथा यथासम्भव दूसरे लोगोंको भी भेद 
और दण्डनीतिसे वशे करे॥६९-६२॥ 
देवताओंकी प्रतिमाओं तथा जिनमें देवताओंकी 
मूर्ति खुदी हो, ऐसे खंभोके बड़े-बड़े हिरम | 
छिपकर खड़े हुए मनुष्य "मानुपी माया' है। 
सके कपड दका हुआ अथवा त्रे अद्धुतरूपसे 
दर्शन देनेवाला पुरुष भी 'मानुषी माया' है। वेताल, 
सुखसे आग उगलनेवाले पिशाच तथा देवताओकि 
समान रूप धारण करना इत्यादि "मतुप माया' 


पत्थर और जलकी वर्षा करना तथा अन्धकार, 
आँधी, पर्वत और मेघोंको सृष्टि कर देना-यह 
“अमानुषी माया' है। पूर्वकल्पकी चतुर्युगीमे जो 
दपर आवा था, उसमें पाण्डुवंशी भीमसेनने सरके 
समान रूप धारण करके अपने शत्रु कीचकको 
मारा था॥ ६३-६५॥ 

अन्याय (अदण्ड्यदण्डन आदि), व्यसन 
(मृगवा आदि) तथा बड़ेके साथ यम प्रवृत्त हुए 
आत्मीय जनको न रोकना उपेक्ष" है। ूर्वकलपवरती 
भोमसेनके साथ सुं प्रवृत हुए अपने भाई 
हिडिम्बको हिडिम्बाने मना नहीँ किया, अपने 
स्वार्थकी सिद्धिके लिये उसकी उपेक्षा कर दी॥ ६६॥ 

मेघ, अन्धकार, वर्षा, अग्नि, पर्वत तथा अन्य 
अद्भुत वस्तुओँको दिखाना, दूर खड़ी हुई 
व्यजशालिनी सेनाओंका दर्शन कराना, शत्रुपक्षे 
सैनिकोंको कटे, फाड़े तथा विदीर्ण किये गये 
और अङ्गोसे रक्तकौ धारा बहाते हुए दिखाता-- 
यह सब 'इन्द्रजाल' है। शहुऑंको डरानेके लिये 


है। इच्छानुसार रूप धारण करना, शस्त्र, अग्नि, 
हस रकार आहि आफ्रेय सहापशणमे 


इस इन्द्रजालकौ कल्पना करनी चाहिये॥ ६७-६८॥ 
"साय आहि उपायका कथन” नामक 


दो सा इकतालीसकाँ अध्याय पूरा हुआ २४१० 
FS 


दो सौ बयालीसवाँ अध्याय 


सेनाके छः भेद, इनका 

श्रीराम कहते हैं छः प्रकारकी सेनाको 
कवच आदिसे संनद्ध एवं व्यूहबद्ध करके इष्ट 
देवताओंकी तथा संग्रामसम्बन्धी दुर्गा आदि 


बलाबल तथा छः अङ्ग 
करे। मौल, भूत, श्रेणि, सुहद, शत्रु तथा आटविक-- 
ये छः प्रकारके सैन्य हँ।' इनमें परकी अपेक्षा 
यूर्व-पूर्व सेना श्रेष्ठ कही गयी है। इनका व्यसन 


देवियोंकी पूजा करनेके पश्चात्‌ शत्रुपर चढ़ाई 


भौ इसी क्रमसे गरिष्ठ माना गया है। पैदल, 


द बसि हु य मसमम मककन दूर पढ़ने हज बो ज सो सुकला के ह्र कह प्रभाव 
खै कि निनि सेवाले र होकर हम दे हौ उसकी सफ का रो हैं? 

२. मूलम पुरुष मोले चली आमो दछ सेल" कह यो है। आवका देकर जिसका भरण-पेषण 
किया गया हो, बाइ "भूत बल है। नके असो सले तथा खने संप है, उनको से जिय है। सहायताके 
वेआ हुए मिज से 'सुहद्वल' है। अरम यले दम को गर्व से “है तथा स्वमण्डलके अ अटवी 


(जंगल)-का उपधोग केवलो ' आकि कहते हैं उनको 


केक 'आउकिक बल' है। 


चुड़सवार, रथी और हाथीसवार--ये सेनाके चार 
अङ्ग हैं; किंतु मन्त्र और कोष-इन दो अङ्के 


साथ मिलकर सेनाके छः अङ्ग हो जाते हैं॥ 

नदी-दु्, पर्वत-दुर्ग तथा वन-दुर्ग-झमें जहाँ- 
जहाँ (सामन्त तथा आटबिक आदिसे) भय प्राप्त 
हो, बहाँ-बहाँ सेनापति संनद्ध एवं व्यूहबद्ध 
सेनाओंके साथ जाय। एक सेनानायक उत्कृष्ट वोर 
चोद्धाओंके साथ आगे जाय (और मार्ग एवं सेनाके 
लिये आवास-स्थानका शोध करे)। विजिगोषु 
राजा और उसका अन्तःपुर सेनाके मध्यभागरमे 
रहकर यात्रा करे। खजाना तथा फल्गु (असार 
एव॑ बेगार कलेबालॉको) सेना भौ बोचमें हो 
रहकर चले। स्वामीके अगल-बगलमें पुड्सकारोंकी 
सेना रहे। खुड्सवार सेनाके उभ पाशे सेना 
रहे। रथसेनाके दोनों तरफ हाथियोंकी सेना रहनी 
चाहिये। उसके दोनों बगल आटविको (जंगली 
लोरगो)-की सेना रहे। यात्राकालमें प्रधान एवं 
कुशल सेनापति स्वयं स्वामीके पौछे रहकर सबको 
आगे करके चले। धके द (हतोत्साह) सैनिकोंको 
धीरे-धीरे आश्वासन देता रहे। उसके साथको 
सारी सेना कमर कसकर युद्धके लिये तैयार रहे। 
यदि आगेकौ ओरसै शतुके आक्रमणका भय 
सम्भावित हो तो महान्‌ मकख्मूहकी' रचना करके 
आगे बढे। (यदि तिर्यग्‌ दिशासे भयको सम्भावना 
हो तो) खुले या फैले पंखयाले श्येन पक्षोके 
आकारकी व्यूह-रचना करके चले। (यदि एक 
आदमीके ही चलनेयोग्य पगडडो-मा्से यात्रा 
करते समय सामनेसे भय हो तो) सूचौ-व्यूहकी 
रचना करके चले तथा उसके मुखभागमें वीर 
योद्धाओँको खड़ा करे। पीछेसे भय हो तो 
'शकटब्यूहकी: प्शभागसे भय हो तो वज़व्यूहकी' 


तथा सब ओरसे भव होनेपर 'सर्वतोभद्र"* नामक 
व्यूहकी रचना करे॥३-८॥ 

जो सेना पर्वतकी कन्दरा, पर्वतीय दुर्गम स्थान 
एवं गहन वनमें, नदी एवं घने वनसे संकीर्ण 
पपर फैंसी हो, जो विशाल मार्गपर चलनेसे 
चको हो, भूख-प्याससे पौड्ति हो, रोग, दुभिक्ष 
(अकाल) एवं महामारोसे कष्ट पा रही हो, लुटेरोद्वारा 
भगायो गयो हो, कोचड, धूल तथा पानीमें फैंस 
गयी हो, विक्षिप्त हो, एक-एक व्यक्तिके ही 
चलनेका मार्ग होनेसे जो आगे न बढ़कर एक ही 
स्थानपर एकत्र हो गयो हो, सोयी हो, खाने- 
पौनेमे लगी हो, अयोग्य भूमिषर स्थित हो, बैठी 
हो, चोर तथा अग्निके भयसे डरी हो, वर्षा और 
आँधीकी चपेटमें आ गयी हो तथा इसी तरहके 
अन्यान्य संकयेंमें फैंस गयी हो, ऐसी अपनी 
सेनाको तो सब ओरसे रक्षा करे तथा शत्रुसेनाको 
घातक प्रहारका निशाना बनाये ॥ ९-११ ॥ 

जब आक्रमणके लक्ष्यभूत शत्रुकी अपेक्षा 
विजिगीषु राजा देश-कालकी अनुकूलताकी दृष्टिसे 
बढ़ा-चढ़ा हो तथा शत्नुकी प्रकृतिमें फूट डाल दी 
गयी हो और अपना बल अधिक हो तो शलरुके 
साथ प्रकाश-युद्ध (घोषित या प्रकट संग्राम) छेड़ 
दे। यदि विपरीत स्थिति हो तो कूट-युद्ध (छिपी 
लड़ाई) को । जब शतकी सेना पूर्वोक्त बलब्यसन 
(सैन्य-संकट)-के अवसरों या स्थानॉमें फैसकर 
व्याकुल हो तथा युद्धके अयोग्य भूमिम स्थित हो 
और सेनासहित विजिगीषु अपने अनुकूल भूमिपर 
स्थित हो, तब वह शत्रुपर आक्रमण करके उसे 
मार गिरावे। यदि शत्रु-सैन्य अपने लिये अनुकूल 
भूमिं स्थित हो तो उसको प्रकृतियोंमें भेदनीतिद्वारा 
फूट डलवाकर, अवसर देख शत्रुका विनाश 


६ उसका मुख विस झे कह कछ सकल सेनाले सा ऋ है। 


२ शकट-श्यूह पौछेको ओरसे विस्तृत होता है। 
३ दे दनो ओर विस्तृत सुख होते है। 
१४ सर्वतोध्दर सभी दिको ओर सेनाका सुख हो है। 


कर डाले॥ १२-१३ 

जो युद्धसे भागकर या पीछे हटकर शत्रुको 
उसकी भूमिसे बाहर खींच लते हैं, ऐसे वनचरो 
(आटविको) तथा अभित्र सैनिकोने पाशभूत होकर 
जिसे प्रकृतिप्रगहसे (स्वभूमि या मण्डलम) दूर-- 
परकीय भूमिमें आकृष्ट कर लिया है, उस शुको 
कष्ट वीर योद्धाओदारा मरवा डाले। कुछ थोड़े- 
से सैनिकॉको सामनेकी ओस्से युद्धके लिये उद्यत 
दिखा दे और जब शुके सैनिक उन्होंको अपना 
लक्ष्य बनानेका निश्चय कर लें, तब पीछेसे वेगशाली 
उत्कृष्ट वीरोंकी सेनाके साथ पहुँचकर उन शुओका 
[विनाश करे। अथवा पीछेकी ओर ही सेना एकत्र 
करके दिखाये और जब शत्रु-सैनिकॉका ध्यान 
उधर ही खिंच जाय, तब सामनेकी ओरसे शूरवीर 
बलवान्‌ सेनाद्वारा आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर 
दे। सामने तथा पीछेकी ओरसे किये जानेवाले इन 
दो आक्रमणोट्वारा अगल-बगलसे किये जानेवाले 
आक्रमणोंकी भी व्याख्या हो गयी अर्थात्‌ बायो 
और कुछ सेना दिखाकर दाहिनी ओरसे और 
दाहिनी ओर सेना दिखाकर बायीं ओर गुप्तरूपसे 
आक्रमण करे। कूटयुद्धम ऐसा ही करता चाहिये। 
हले दूष्यबल, अभित्रबल तथा आटविकबल-- 
इन सबके साथ शप्रुसेनाको लड़ाकर थका दे। 
जब शतुबल श्रान्त, मनद (हतोत्साह) और निराक्रन्द 
(भित्ररहित एवं निराश) हो जाय और अपनी 
सेनाके वाहन थके न हों, उस दशामें आक्रमण 
करके शतनुवर्णको मार गिराये। अथवा दूष्य एवं 
अभित्र सेनाको सुद्धे पीछे हटने या भागनेका 
आदेश दे दे और जब शुको यह विश्वास हो 
जाय कि मेरी जीत हो गयी, अतः यह ढीला पड़ 
जाय, तब मन्त्रबलका आश्रय ले प्रयलपूर्वक 
आक्रमण क्के उसे मार डाले। स्कमधावार (सेनाके | 
पड़ाव), पुर, ग्राम, सस्यसमूह तथा गौओंके ब्रज 
(गो) इन सबको लटका लोभ शु-सैनिकोकि | 


मनमें उत्पन्न करा दे और जब उनका ध्यान बँट 
जाय, तब स्वयं सावधान रहकर उन सबका 
संहार कर डाले। अथवा शत्रु राजाकी गायोंका 
अपहरण करके उन्हें दूसरी ओर (गायको 
छुडानेवालांकी ओर) खाँचे और जब शत्रुसेना 
उस लक्ष्यकी ओर बढे, तब उसे मार्गमे ही गेककर 
मार डाले। अथवा अपने ही ऊपर आक्रमणके 
अयसे रातभर जागनेके श्रमसे दिनमें सोयौ हुई 
शजुसेनाके सैनिक जब नींद व्याकुल हों, उस 
समय उनपर धावा बोलकर मार डाले। अथवा सत 
ही निश्चिन्त सोये हुए सैनिकॉकों तलवार हाथमे 
लिये हुए पुषाण मरा दे॥ १४-२२ १॥ 
जब सेना कूच कर चुकी हो तथा शबुने 
मार्ममें ही घेरा डाल दिया हो तो उसके उस धेरे 
या अवरोधको नष्ट करनेके लिये हाथियॉको ही 
आगे-आगे ले चलना चाहिये। बन- दुर्ग, जहाँ 
घोडे भी प्रवेश न कर सकें, वहाँ हाथियोंकी ही 
सहायतासे सेनाका प्रवेश होता है-ये आगेके 
यृक्ष आदिको तोड़कर सैनिकोकि प्रवेशके लिये 
मार्ग बना देते हैं। जहाँ सैनिकॉकी पंक्ति ठोस हो, 
जहाँ उसे तोड़ देना हाथियॉंका ही काम है तथा 
जहाँ व्यूह ठूटनेसे सैनिकपंकिमें दरार पड़ गयी 
हो, वहाँ हाथियोंके खड़े होनेसे छर या दरार बंद 
हो जाती है। श्रुऑँमें भय उत्पन्न करना, शे 
दुर्गके द्वारको माथेकी टक्कर देकर तोड़ गिरना, 
खजानेको सेनाके साथ ले चलना तथा किसी 
उपस्थित भवसे सेनाकी रक्षा करना-ये सब 
हाथियोड्राण सिद्ध होनेवाले कर्म हैं॥२३-२४॥ 
अभिन्न सेनाका भेदन और भिन्न सेनाका 
संधान--ये दोनों कार्य (गजसेनाकी ही भौति) 
रबसेनाके द्वारा भी साध्य हैं। वनमें कहाँ उपद्रव 
है, कहाँ कहीं है--इसका पता लगाना, दिशाओंका 
शोध करना (दिशाका ठीक ज्ञान रखते हुए सेनाको 
यथार्थ दिशाकी ओर ले चलना) तथा मार्गका 


«अध्याय २४२० 


४७१. 


पता लगाना-यह अश्वसेनाका कार्य है। अपने 
पक्षके वोवध' और आसारको' रक्षा, भागती हुई 
सेनाका शौघ्रतापूर्वक पौछा करना, संकटकालमे 
शौघ्रतापूर्वक भाग निकलता, जल्दीसे कार्य सिदध 
करना, अपनी सेनाकी जहाँ दयनीय दशा हो, 
हा उसके पास पहुँचकर सहायता करना, रुसेनाके 
अग्रभागपर आघात करना और तत्काल हो चूमकर 
उसके पिछले भागपर भी प्रहार करना --ये अश्चसेनाके 
कार्य हैं। सर्वदा शस्त्र धारण किये रहना (तथा 
'शस्तरॉको पहुँचाना)-ये पैदल सेनाके कार्य हैं। 
सेनाकी छाबनी डालनेके योग्य स्थान तथा मार्ग 
आदिकी खोज करना विटि (बेगार) करनेवाले 
लोगॉंका काम है॥ २५-२७॥ 

जहाँ मोटे-मोटे दूँठ, बाँबियाँ, वृक्ष और झाड़ियाँ 
हों, जहाँ काँटेदार वृक्ष न हों, किंतु भाग निकलनेके 
लिये मार्ग हों तथा जो अधिक ऊँचो-नौचो न हो, 
ऐसी भूमि पैदल सेनाके संचार योग्य बतायी गयी 
है। जहाँ वृक्ष और प्रस्तरखण्ड बहुत कम हों, 
जहाँकी दरा शीघ्र लाने योग्य हों, जो भूमि 
मुलायम न होकर सख्त हो, जहाँ कंकड और 
कीचड़ न हो तथा जहाँसे निकलनेके लिये मार्ग 
हो, वह भूमि अश्वसंचारके योग्य होती है। जहाँ 
दूँठ वृक्ष और खेत न हों तथा जहाँ ङ्का सर्वथा 
अभाव हो--ऐसी भूमि रथसंचारके योग्य मानी 
गयी है। जहाँ पसे रौद डालनेयोग्य वृक्ष और 
काट देनेयोग्य लताएँ हों, कौचड़ न हो, गर्त या 
दरार न हो, जहाँके पर्वत हाथियोंके लिये गम्य 
हों, ऐसी भूमि ऊँचौ-नीची होनेपर भी गजसेनाके 
योग्य कही गयी है॥ २८-३०१ ॥ 

जो सैन्य अश्च आदि सेनाओमें भेद (दशर या 
(छिद) पड़ जानेपर उरे ग्रहण करता-सहायताद्वार 
अनुगृहीत बनाता है, उसे 'प्रतिग्रह' कहा गया 


है। उसे अवश्य संघटित करना चाहिये; क्योंकि 
वह भारको वहन या सहन करनेमें समर्थ 
होता है। प्रतिग्रहसे शून्य व्यूह भिन-सा दीखता 
३॥३१-३२॥ 

विजयको इच्छा रखनेवाला बुद्धिमान्‌ राजा 
अ्रतिग्रहसेनाके बिना युद्ध न करे। जहाँ राजा रहे, 
यहीं कोष रहना चाहिये; क्योंकि राजत्व कोषके 
हो अधीन होता है। विजयी योद्धाऑको उसीसे 
पुकार देना चाहिये। भला ऐसा कौन है, जो 
दाताके हितके लिये युद्ध न करेगा? शप्रुपक्षके 
राजाका वध करनेपर योद्धाको एक लाख 
मुद्राएँ पुरस्कारमें देनी चाहिये। राजकुमारका वध 
होनेपर इससे आधा पुरस्कार देनेकी व्यवस्था 
रहनी चाहिये। सेनापतिके मारे जानेपर भी उतना 
हो पुरस्कार देना उचित है । हाथी तथा रथ आदिका 
जाश करनेपर भौ उचित पुरस्कार देना आवश्यक 
हे॥३३-३४३॥ 

पैदल, घुड्सवार, रथी और हाथीसवार--ये 
सब सैनिक इस तरहसे (अर्थात्‌ एक-दूसरेसे 
इतना अन्तर रखकर) युद्ध करें, जिससे उनके 
व्यायाम (अङ्गोँकै फैलाव) तथा विनिवर्तन 
(विश्रामके लिये पीछे हटने)-में किसी तरहकी 
वाधा या रुकावट न हो। समस्त योद्धा पृथक्‌- 
पृथक्‌ रहकर युद्ध करें। घोल-मेल होकर जूझना 
संकुलाबह (घमासान एवं रोमाञ्चकारी) होता है । 
दि महासंकुल (घमासान) युद्ध छिड़ जाय तो 
चैंदल आदि असहाय सैनिक बढे-बडे हाथियोंका 
आश्रय लें॥ ३५-३६३ ॥ 

एक-एक घुड्सवार योद्धाके सामने तीन-तीन 
पैदल पुरुषोंको प्रतियोद्धा अर्थात्‌ अग्रगामी योद्धा 
बनाकर खड़ा करे। इसी रीतिसे पाँच-पाँच अश्व 
एक-एक हाथोके अग्रभागमें प्रतियोद्धा बनाये। 


ए. आगो जलो समको पेसे ब केल ओर फोन पेच गे लका का कब कोप है। 


३. सिजवेवाकों “आसा” कहते हैं। 


४७२ 


4 अम्लिपुराण- 


इनके सिवा हाथीके पादरक्षक भी उतने ही हों, 
अर्थात्‌ पाँच अश्च और पंद्रह पैदल। प्रतियोद्धा तो 
हाथीके आगे रहते हैं और पादरक्षक हाथीके चरणोकि | 
निकट खड़े होते हैं। यह एक हाथीके लिये व्यूह- 
विधान कहा गया है। ऐसा हो विधान रथव्यूहके 
लिये भी समझना चाहिये''॥ ३७-३८ ४ ॥ 

एक गजव्यूहके लिये जो विधि कही गयो है, 
उसीके अनुसार नौ हाथियोँका व्यूह बनाये। उसे 
“अनीक' जानना चाहिये। (इस प्रकार एक अनीकर्मे 
चैंतालीस अश्च तथा एक सौ पैंतीस पैदल सैनिक 
प्रतियोद्धा होते हैं और इतने ही अश्च तथा पैदल-- 
पादरक्षक हुआ करते हैं।) एक अनीकसे दूसरे 
अनीककी दूरी पाँच धनुष यतायी गयी है। 
इस प्रकार अनीक-विभागके द्वारा व्यूह- सम्पत्ति 
स्थापित करे॥ ३९-४०॥ 

व्यूहे मुख्यतः पाँच अङ्ग हैं। १. “डरस्य', 
२. 'कक्ष', ३. 'पक्ष'-इन तौनोंको एक समान 
बताया जाता है । अर्थात्‌ मध्यभागमें पूवोक्त रीतिसे 
जौ हाथियोद्वारा कल्पित एक अनीक सेनाको 
“उरस्य' कहा गया है। उसके दोनों पार्शभागोमे 
एक-एक अनीककी दो सेनाएँ 'कक्ष' कहलाती 
हैं। कक्षे बाह्मधागमें दोनों ओर जो एक-एक 
अनीककी दो सेनाएँ हैं, खे 'पक्ष' कही जाती हैं। 
इस प्रकार इस पाँच अनीक सेनाके व्यूहमें ४५ 
हाथी, २२५ अश्व, ६७५ पैदल सैनिक प्रतियोद्धा 
और इतने ही पादरक्षक होते हैं। इसी तरह 
'उरस्य, कक्ष, पक्ष, मध्य, पृष्ठ प्रतग्रह तथा कोटि 
इन सात अङ्गको लेकर व्यूहशास्वके विदाने 
च्यूहको सात अड्डॉसे युक्त कहा है"॥४१६॥ 

उरस्य, कक्ष, पक्ष तथा ग्रतिग्रह आदिसे युक्त 


यह व्यूहविभाग बृहस्पतिके मतके अनुसार है। 


शुक्रके मतमें यह व्यूहविभाग कक्ष और प्रकक्षसे 
रहित है। अर्थात्‌ उनके मतें व्यूहके पाँच ही 
अङ्ग हैं॥ ४२३६॥ 

सेनापतिगण उत्कृष्ट वीर योद्धाओसे घिरे रहकर 
युद्धके मैदानमें खड़े हों। वे अभिन्नभावसे संघटित 
रहकर युद्ध करें और एक-दूसरेकी रक्षा करते 
रहें ॥४३ (॥ 

सारहीन सेनाको व्यूहके मध्यभागमें स्थापित 
करना चाहिये। युद्सम्बन्धी यन्त्र, आयुध और 
औषध आदि उपकरणोंको सेनाके पृष्ठभागमें रखना 
उचित है। युद्धका प्राण है नायक-राजा या 
विजिगीषु। नायके न रहने या मारे जानेपर 
युद्धरत सेना मारी जाती है॥ ४४६॥ 

हृदयस्थान (मध्यभाग) -में प्रचण्ड हाथियोंको 
खड़ा करे। कक्ष्थानोें रथ तथा पक्षस्थानोंमें 
चोड़े स्थापित करे। यह "मध्यभेदी व्यूह कहा 
गया है॥ ४५६ ॥ 

मध्यदेश ( वक्षःस्थान)- में घोड़ोंकी, कक्षभागोमें 
रथॉकी तथा दोनों पकषोके स्थानमें हाथियॉकी सेना 
खड़ी करे। यह 'अन्तभेदी' व्यूह बताया गया है। 
रथकी जगह (अर्थात्‌ कक्षॉमें) घोड़े दे दे तथा 
घोड़ोंकी जगह (मध्यदेशमें) पैदलॉको खड़ा कर 
दे। यह अन्य प्रकारका ' अन्तभेदी' वयह है। रथके 
अभावमें व्यूहके भीतर सर्वत्र हाथियोंकी ही नियुक्ति 
करे (यह व्यामिश्र या घोल-मेल युद्धके लिये 
उपयुक्त नौति है) ॥ ४६-४७३ ॥ 

(रथ, पैदल, अश्च और हाधी -इन सबका 
विभाग करके व्यूहमें नियोजन करे।) यदि सेनाका 
हल्य हो तो वह व्यूह ' आवाप' कहलाता है। 
मण्डल, असंहत, भोग तथा दण्ड -ये चार प्रकारके 
ब्यूह “प्रकृतिव्यूह' कहलाते हैं। पृथ्वीपर रखे 


१ सा सो प्राक हे ह.. चरा लिजर जे ले बेद हैम का व मूलम जो विध गूहे 
लिये कहा गया है, उसीका अतिदेश रमक लिये भी सम चाहिदे। ज्र आने जकलावेगे। 


२ उस, कछ, प 


फसल, रक पर तथ पिसे ल्हो हें हके सना अङ्गो नाम है। 


„अण्या २४२५ 
[ कम कक कक कक कक कक कक कक कक कक कस कक कक कक कस 5 कक न कक सनक 


हुए डंडेकी भौति वायसे दावं या दायेंसे बावेतक 
लंबी जो व्यूह-रचना को जाती हो, उसका नाम 
“दण्ड' है। भोग (सर्प-शरीर)-के समान यदि 
सेनाको मोर्चेबंदो को गयी हो तो वह 'भोग' 
नामक व्यूह है। इसमें सैनिका अन्वावर्तन होता 
है। गोलाकार खड़ी हुई सेना, जिसका सब ओर 
मुख हो, अर्थात्‌ जो सब ओर प्रहार कर सके, 
“मण्डल नामक व्यूहसे बद्ध कही गयो है। जिसमें 
अनीकोंको बहुत दूर-दूर खडा किया गया हो, 
बह 'असंहत' नामक व्यूह है॥ ४८-४९ ६ ॥ 
“दणडव्ू'के सत्रह भेद हैं-प्रदर, दृढक, 
असहा, चाप, चापकुकि, प्ति, सुप्रतिष्ठ स्वेन, 
विजय, संजय, विशालविजय, सूची, स्थृणाकर्ण, 
चमूमुख, झषास्य, वलय तथा सुदुर्जय। जिसके 
पक्ष, कक्ष तथा उरस्य तीनो स्थानोकि सैनिक 
सम स्थितिमें हों, वह तो 'दण्डप्रकृति' है; परंतु 
यदि कक्षभागके सैनिक कुछ आगेकी ओर निकले 
हों और शेष दो स्थानेकि सैनिक भीतरकी ओर 
दबे हौँ तो यह व्यूह शत्रुका प्रदरण (विदारण) 
करके कारण 'प्रदर' कहलाता है। यदि पूर्वो 
दण्डके कक्ष और पक्ष दोनों भौतरकी ओर प्रविष्ट 
हों और केवल उरस्य भाग ही बाहरकी ओर 
निकला हो तो यह 'दृढक' कहा गया है। यदि 
दण्डके दोनों पक्षमात्र ही निकले हों तो उसका 
जाम ' असह होता है। प्रदर, दृढक और असडमको 
क्रमशः विपरीत स्थितिमें कर दिया जाय, अर्थात्‌ | 
उनमें जिस भागको अतिक्रान्त (निर्गत) किया 
गया हो, उसे 'प्रतिक्रान्त' (अन्त: रविष्ठ) कर 
(दिया जाय तो तीन अन्य व्यूह--' चाप" 
तथा "प्रतिष्ठ नामक हो जाते हैं। यदि दोनों पंख 
निकले हों तथा उरस्य भीतरकी ओर प्रविष्ट हो 
तो “सुप्रतिष्ठित' नामक व्यूह होता है। इसीको 
विपरीत स्थितिमें कर देनेपर “शयन” व्यूह बन 


जाता है॥ ५०--५३॥ 


आगे बताये जानेवाले स्थूणाकर्ण हो जिस 
डे डंडेके आकारवाले दण्डब्यूहके दोनों पक्ष 
|, उसका नाम 'विजव' है। (यह साढ़े तीन 
जहका संघ है। इसमें १७ 'अनीक' सेनाएँ उपयोगमें 
आती हैं।) दो चाप-व्यूह ही जिसके दोनों पक्ष 
हों, वह ढाई व्यूहोंका संघ एवं तेरह अनीक 
सेनासे युक्त व्यूह “संजय' कहलाता है। एकके 
ऊपर एकके क्रमसे स्थापित दो स्थूणाकणोंको 
“विशाल विजय" कहते हैं। ऊपर-ऊपर स्थापित 
पक्ष, कक्ष आदिके क्रमसे जो दण्ड ऊर्ध्वगामी 
(सौधा खडा) होता है, वैसे लक्षणवाले व्यूहका 
जाम *सूची' है। जिसके दोनों पक्ष द्विगुणित हों, 
उस दण्डब्यूहको 'स्थूणाकर्ण' कहा गया है। जिसके 
तीन-तीन पक्ष निकले हों, वह चतुर्गुण पक्षवाला 
ज्यारह अनीकसे युक्त व्यूह “चमूमुख' नामवाला 
है। इसके विपरीत लक्षणवाला अर्थात्‌ जिसके 
तीन-तीन पक्ष प्रतिक्रान्त (भीतरकी ओर प्रविष्ट) 
हों, वह व्यूह 'झषास्य' नाम धारण करता है। 
इसमें भी ग्यारह अनीक सेनाएँ नियुक्त होती हैं। 
दो दष्डव्यूह मिलकर दस अनीक सेनाओँका 
एक 'वलय' नामक व्यूह बनाते हैं। चार दण्डब्यूहोंके 
मेलसे बीस अनीकोंका एक 'दुर्जय' नामक व्यूह 
जनता है। इस प्रकार क्रमशः इनके लक्षण कहे 
जये हैं॥५४६॥ 

गोमृत्रिका, अहिसंचारी, शकट, मकर तथा 
'परिपतन्तिक -ये भोगके पाँच भेद कहे गये हैं। 
आगमं चलते समय गायके मूत्र करनेसे जो रेखा- 
बनत है, उसकी आकृतियें सेनाको खड़ी करना-- 


'चापकुक्षि' | “गोमृत्रिका' व्यूह है। सर्पके संचरण-स्थानकी रेखा- 


जैसी आकृतिवाला व्यूह 'अहिसंचारी' कहा गया 
है। जिसके कक्ष और पक्ष आगे-पीछेके क्रमसे 
दण्डव्यूहकी भोति ही स्थित हो, किंतु उरस्यकी 
संख्या दुगुनी हो, वह “शकट-व्यूह' है । इसके 
विपरीत स्थितिमें स्थित व्यूह 'मकर' कहलाता 


ड्ड 


= अन्लिपुराण- 


मसमसा 


है। इन दोनों व्यूहोंमेंसे किसोके भो मध्यभागमें 
हाथी और घोड़े आदि आवाप मिला दिये 
जाये तो वह 'परिपतन्तिक' नामक व्यूह होता 
है॥५घ-५६ ६४ 

भण्डल-व्यूहके दो ही भेद हैं--सर्वतोभद्द तथा 
दुर्जय। जिस मण्डलाकार व्यूहका सब ओर मुख 
हो, उसे 'सर्वतोभद्द! कहा गया है। इसमें पाँच 
अनीक सेना होती है। इसोमें आवश्यकतावश 
उरस्य तथा दोनों कक्षोममें एक-एक अनीक बढ़ा 
देनेपर आठ अनीकका 'दुर्जय' नामक व्यूह बन 
जता है। अर्थच, उदन तथा बक़-ये ' असहत' के 
भेद हैं। इसी तरह कर्कटथङ्गी, काकपादो और 
गोधिका भी असंहतके हौ भेद हैं। अर्धचन्द्र तथा 
कर्कटभङगी -ये तीन अनीकोके व्यूह हैं, उद्धान 
और काकपदी --ये चार अनीक सेनाओंसे बननेवाले 
व्यूह हैं तथा यज़ एवं गोधिका--ये दो व्यूह 
पाँच अनीक सेनाओकि संघटनसे सिद्ध होते हैं। 
अनीककी दृष्टिसे तोन हौ भेद होनेपर भी 
आकृतिमे भेद होनेके कारण ये छः बताये गये हैं। 
डण्डसे सम्बन्ध रखनेयाले १७, मण्डलके २, 
असंहतके ६ और भोगके समराङगणम ५ भेद कहे 
गये हैं ॥५७-६०॥ 

पक्ष आदि अल्लॉमेंसे किसी एक अङ्गकी 
सेनाद्वारा शतक व्यूहका भेदन करके शेष अनीकोदारा 
उसे घेर ले अथवा उरस्यगत अनीकसे शतके 
व्यूहपर आघात करके दोनों कोटियं (परपक्षो) 
र घेरे। शत्नुसेनाकी दोनों कोटियं (परपक्षो) 
पर अपने व्यूहके पक्षद्वारा आक्रमण करके 
शुके जघन (प्रोरस्य) भागको अपने प्रतिग्रह 
तथा दोनों कोटियोंद्रास नष्ट करे। साथ हो, 
'उरस्यगत सेनाद्वारा शत्ुपक्षको घोड़ा दे। व्यूहके 
जिस भागमें सारहोन सैनिक हों, जहाँ सेनामें 
फूट या दरार पड़ गयी हो तथा जिस भागे 
दृष्य (कु, लुब्ध आदि) सैनिक विद्यमान हों, 


बहाँ-वहाँ शतनुसेनाका संहार करे और अपने 
पक्षक वैसे स्थानोको सबल अनाये। बलिष्ठ 
सेनाको उससे भी अत्यन्त बलिष्ठ सेनाद्वारा 
फोडत करे। निर्बल सन्यदलको सबल सैनयद्वारा 
वाये। यदि शत्रुसेना संघटितभावसे स्थित हो तो 
प्रचण्ड गजसेनाद्वारा उस शत्रुवाहिनीका विदारण 
करे ॥६१--६४४॥ 

पक्ष, कक्ष और उरस्थ-ये सम स्थितिमें 
वर्तमान हों तो “दण्डब्यूह" होता है।' दण्डका 
प्रयोग और स्थान व्यूहके चतुर्थ अङ्गद्वारा प्रदर्शित 
करे। दण्डके समान ही दोनों पक्ष यदि आगेकी 
ओर निकले हों तो 'प्रदर' या 'प्रदारक' व्यूह 
जनता है। वही यदि पक्ष-कक्षद्वारा अंतिक्रान्त 
(आगेकी ओर निकला) हो तो 'दृढ़' नामक 
व्यूह होता है। यदि दोनों पक्षमात्र आगेकी ओर 
निकले हों तो बह यूह 'असद्घा' नाम धारण 
करता है। कक्ष और पक्षको नौचे स्थापित करके 
उरस्यद्वारा निर्गत व्यूह “चाप! कहलाता है। दो 
दण्ड मिलकर एक 'वलय-व्यूह' बनाते हैं। यह 
व्यूह शुको विदीर्ण करनेवाला होता है। चार 
'चलय-व्यूहोकि योगसे एक 'दुर्जय' व्यूह बनता 
है, जो शत्रुवाहिनौका मर्दन करनेवाला होता है। 
कक्ष, पक्ष तथा उरस्य जब विषमभावसे स्थित हों 
तो ' भोग' नामक व्यूह होता है। इसके पाँच भेद 
हैं-सर्पचारी, गोमूत्रिका, शकट, मकर और 
परिपतन्तिक । सर्प-संचरणकी आकृतिसे सर्पचारी, 
ोमूत्रके आकारले गोमूत्रिका, शकटकी-सी आकृतिसे 
जञकट तथा इसके विपरीत स्थितिसे मकर-व्यूहका 
सम्पादन होता है। यह भेदॉसहित ' भोग-व्यूह" 
सम्पूर्ण शुओंका मर्दन करनेवाला है। चक्रव्यूह 
तथा पदचव्यूह आदि मण्डलके भेद-प्रधेद हैं। इसी 
रकार सर्वतोभद्र, चळ, अक्षवर, काक, अर्धचन्, 
मङ्गा और अचल आदि व्यूह भी हैं। इनकी 
आकृतिके हो अनुसार ये नाम रखे गये हैं। अपनी 


«अध्याय २४३० 


इ 


'मौजके अनुसार व्यूह बनाने चाहिये। व्यूह शुसेनाकी 
प्रगतिको रोकनेवाले होते हैं॥ ६५--७२॥ 
अग्निदेव कहते हैं-- ब्रहान्‌! रामने रावणका 


वध करके अयोध्याका राज्य प्राप्त किया। रामको 
तायो हुई उक्त नौतिसे हो पूर्वकालमें लक्ष्मणने 
इन्रणितका वध किया था॥७३॥ 


इस प्रकार आदि आश्रव महु 'राजजीति-कथत” नामक 
दो खाँ बवालीसाँ अध्याय पूरा हुआ २४२० 


पिक 
दो सौ तैंतालीसवाँ अध्याय 
पुरुष-लक्षण-वर्णन 


अग्रिदेव कहते हैं-- वसिष्ट ! मैंने श्रोरामके 
प्रति वर्णित राजनीतिका प्रतिपादन किया। अब मैं 
स्त्री-पुरुषोकि लक्षण बतलाता हुँ, जिसका पूर्वकालमें 
भगवान्‌ समु गर्ग मुनिको उपदेश दिया था॥१॥ 
'समुद्रने कहा-- उत्तम व्रतका आचरण कलेवाले 
गर्ग! मैं स््री-पुरुषोंके लक्षण एवं उनके शुभाशुभ 


त्रिवलीयुक्त, त्रिविनत, त्रिकालजञ एवं त्रिविपुल 
पुरुष शुभ लक्षणोंसे समन्ित माना जाता है। इसी 
प्रकार चतुरलेंख, चतुस्सम, चतुष्किष्कु, चतुद 
चतुष्कृष्ण, चतुरगन्ध, चतुईस्व, पञ्चकम, पदी, 
पडुन्नत, अष्टवंश, सप्तस्नेह, नवामल, दशपदा, 
दरशव्यूह, न्यग्रोधपरिमण्डल, चतुर्दशसमहन्द्ध एवं 
'योडशाक्ष पुरुष प्रशस्त है॥ २-६४ 

धर्म, अर्थ तथा कामसे संयुक्त धर्म 'एकाधिक' 
माता गया है। तारकाहीन नेत्र एवं उज्ज्वल 
दन्तपङ्किसे सुशोभित पुरुष 'द्रिशुक्ल' कहलाता 
है। जिसके स्वर, नाभि एवं सत्व तीनों गम्भीर 
हों, वह 'त्रिगम्भीर' होता है। निर्मत्सरता, दया, 
क्षमा, सदाचरण, शौच, स्पृहा, औदार्य, अनायास 
(अथक श्रम) तथा शूरता-इनसे विभूषित पुरुष 
'कीत्रिक' माना गया है। जिस मनुष्यके वृषण 
(लिङ्ग) एवं भुजयुगल लंबे हों, वह 'त्रि्रलम्ब' 
कहा जाता है। जो अपने तेज, यश एवं कान्तिसे 
देश, जाति, वर्ग एवं दसों दिशाओंको व्याप्त कर 
लेता है, उसको 'त्रिकव्यापी' कहते हैं। जिसके 


उदरे तीन रेखाएँ हों, चह 'त्रिवलीमान्‌' होता 
है। अब 'त्रिविनत' पुरुषका लक्षण सुनो। वह 
देवता, ब्राह्मण तथा गुरुजनोकि प्रति विनीत होता 
है। धर्म, अर्थ एवं कामके समयका ज्ञाता ' त्रिकालज्ञ' 
कहा जाता है। जिसका वक्षःस्थल, ललाट एवं 
मुख विस्तास्पुर हो, यह 'त्रिविपुल' तथा जिसके 


। | हसतयुगल एवं चरणयुगल ध्वज -छतरादिसे चिह्वित 
।, | ह, चह पुरुष “चतुलेंख' होता है। तू 


पृष्ठ एवं कटि -ये चारों अङ्ग समान हॉनेसे प्रशस्त 
होते हैं। ऐसा पुरुष ज्म कहा गया है। 
जुल यह चतुष्क 

प्रमाणवाला एवं चारों दष्टा चन्द्रमाके 
समान उज्ज्वल हों, वह “चतुद होता है। अब 
म तुमको “चतुष्कृष्ण' पुरुषके विषयमे कहता हूँ। 
उसके नयनतारक, भरू- युगल, म्र एवं केश कृष्ण 
होते हैं। नासिका, मुख एवं कक्षयुग्पमें उत्तम 
अन्धसे युक्त मनुष्य “चतुर्गध' कहलाता है। लिङ्ग, 
वा तथा जङ्क-युगलके हस्व होनेसे पुरुष ' चतुहस्' 
होता है। अङ्गलिपर्व, नख, केश, दन्त तथा त्वचा 
होनेपर पुरुष 'पञ्चसूक्ष्म' एवं हनु, नेत्र, 
'ललाट, नासिका एवं वक्ष:स्थलके विशाल होनेसे 
“पञ्चदीर्घ' माना जाता है । वक्षःस्थल, कक्ष, नख, 
जासिका, मुख एवं कृकाटिका (गर्दनकी घंटी)-- 
ये छः अङ्ग उन्नत एवं त्वचा, केश, दन्त, रोम, 
दृष्टि, नख एवं वाणौ-ये सात लिग्ध होनेपर 
शुभ होते हैं। जानुद्वय, ऊरुदवय, पृष्ठ, हस्तद्वय एवं 
नासिकाको मिलाकर कुल 'आठ वंश” होते हैं। 


त्रय, नासिक्य, कर्णयुगल, शिशन, गुदा एवं 
मुख--ये स्थान निर्मल होनेसे पुरुष “नवामल' 
होता हे । जिह, ओह, तालु, नेत्र, हाथ, पैर, नख, 
शिश्नाग्र एवं मुख-ये दस अङ्ग प्के समान 
कान्तिसे युक्त होनेपर प्रशस्त माने गये हैं। हाथ, 
पैर, मुख, ग्रीवा, कर्ण, हदय, सिर, ललाट, उदर 
एवं पृष्ठ--थे दस बृहदाकार होनेपर सम्मानित होते 
हैं। जिस पुरुषकी ऊँचाई भुजाओंके फैलानेपर दोनों 
मध्यमा 'मध्यमान्तरके समान हो, 
बह“ '" कहलाता है। जिसके चरण, 
गुल्फ, नितम्ब, पार्थ, क्षण, वृषण, स्तन, कर्ण, 


ओह, ओझ्ान्त, जह, हस्त, आह एवं नेत्र-ये 
अङ्ग-युग्म समान हाँ, वह पुरुष 'चतुर्दशसमदरद्ध' 
होता है। जो अपने दोनों त्से चौदह विद्याओंका 
अवलोकन करता है, वह 'घोडशाक्ष' कहा जाता 
है। गन्ध, मांसहीन, रुक्ष एवं शिराओंसे व्याप्त 
शरीर अशुभ माना गया है। इसके विपरीत गुणोंसे 
सम्पन्न एवं उत्कल नसे सुशोभित शरीर प्रशस्त 
होता है। धन्य पुरुषकी वाणी मधुर एवं चाल 
मतवाले हाथीके समान होती है। प्रतिरोमकृपसे 
एक-एक रोम ही निर्गत होता है। ऐसे पुरुषकी 
जार-बार भयसे रक्षा होती है॥ ७--२६॥ 


इ प्रकार आदि आ्रेय महु “पुकप-सकषज-वर्णत” कमक 
दो माँ हँतालोसकाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २४३॥ 
Serene 


दो सौ चौवालीसवाँ अध्याय 


स्ब्रीके 

समुद्र कहते हैं-- गर्गजी ! शरीससे उत्तम रोकी 
स्त्री वह है, जिसके सम्पूर्ण अङ्ग मनोहर हों, जो 
'मतवाले गजराजकी भौँति मन्दगतिसे चलती हो, 
जिसके ऊरु और जघन (नितम्बदेश) भारी हों 
तथा नेत्र उन्मत पारावतके समान मदभरे हों, 
जिसके केश सुन्दर नौलवर्णके, शरीर पठला और 
अङ्ग लोमरहित हों, जो देखनेपर भनको मोह 
लेनेवाली हो, जिसके दोनों पैर समतल भूमिका 
पूर्णरूपसे स्पर्श करते हों और दोनों स्तन परस्पर 
सटे हुए हों, नाभि दक्षिणावर्त हो, योनि पीपलके 
पतेकी-सी आकारवाली हो, दोनों गल्फ भीतर 
छिपे हुए हों मांसल होनेके कारण वे उभड़े हुए 
न दिखायी देते हों, नाभि अँगूठेके बराबर हो 
तथा पेट लंबा या लटकता हुआ न हो। गेमावलियोंसे 
रुक्ष शरीरवाली रपणी अच्छो नहीं मानी गयी है। 
नक्षत्रों, वृक्षों और नदियोंके नामपर जिनके नाम 


लक्षण 
रखे गये हों तथा जिसे कलह सदा प्रिय लगता 
हो, बह स्त्री भी अच्छी नहीँ है। जो लोलुप न 
हो, कटुवचन न बोलती हो, वह नारी देवता 
आदिसे पूजित 'शुभलक्षणा' कही गयी है। जिसके 
कपोल मधूक-पुष्पोंके समान गोरे हों, वह नारी 
शुभ है। जिसके शरीरकी नस-नाड़ियाँ दिखायी 
देती हों और जिसके अङ्ग अधिक रोमावलियोंसे 
भरे हों, वह स्त्री अच्छी नहीं मानी गयी है। 
जिसको कुटिल भौहें परस्पर सट गयी हों, वह 
जारी भी अच्छी श्रेणीमें नहीं गिनी जाती। जिसके 


हो, ब त भ ड 

सुन्दर आकृति है, 
वहाँ शुभ गुण हैं। जिसके परकी कनिश्ठिका अंगुली 
अरतीका स्पर्श न करे, वह नारी मृत्युरूपा ही 


है॥ १-६॥ 


इस प्रकार आदि आग्रेक महासुरो “सवके लकषणोंका वर्षत' नामक 
डो सौँ चाँवालौसका अध्याय पूरा हुआ# २४४॥ 
नस क 


+ अध्याय २७५५ 


दो सौ पैंतालीसवाँ अध्याय 
चामर, धनुष, बाण तथा खटके लक्षण 


अग्निदेव कहते हैं वसद!  सुवर्णदण्डभूषित 
चामर उत्तम होता है। राजाके लिये हंसपक्ष, 
मयूरपक्ष या शुकपक्षसे निर्मित उतर प्रशस्त माना 
गया है। वकपक्षसे निर्मित छत्र भी प्रयोगमें लावा 
जा सकता है, किंतु मिश्रित पक्षोंका छत्र नहा 
'जनवाना चाहिये। तीन, चार, पाँच, छ, सात या 
आठ पोस युक्त दण्ड प्रशस्त है॥१-२६॥ 

पानक ह ऊँचा एवं क्षोरकाहसे 
तिक्त हो। वह सुव एवं तीन हाथ विस्तृत 
होना चाहिये। ट्विजगरेष्। धनुषके निर्माणके लिये 
लौह, श्रूक्ञ या काह-इल तीन डव्यांका प्रयोग 
करे। प्रत्यक लिये तौन वस्तु उपयुक्त हैं-बंश, 
भङ्ग एवं चर्म॥ ३-४१ ॥ 

दारनिर्षित श्रेष्ठ भनुपका प्रमाण चार हाथ 
माना गया है। उसीमें क्रमशः एक-एक हाथ कम 
मध्यम तथा अधम होता है। मुषिग्राहके निमित 
धतुपके मध्यभागे द्रव्य निर्मित करावे॥५-६॥ 

धनुषकी कोटि कामिनौकी भूलताके समान 
आकारवाली एवं अत्यन्त सयत बनवानी चाहिये। 
लौह या शके धनुष पृथक्‌-पृथक्‌ एक ही ट्रव्यके 
या मिश्रित भौ बनवाये जा सकते हैं। शृद्धनिर्भित 
धनुषको अत्यन्त उपयुक्त तथा सुवर्ण-बिन्दुओसे 
अलंकृत करे। कुटिल, स्फुटित या छिद्रयुकत धनुष 
निन्दित होता है। थातुऑम सुवर्ण, रजत, ताम्र 
एवं कृष्ण लौहका धनुषके निर्ाणरमे प्रयोग करे। 
शार्जूधनुषोमें -महिष, शरभ एवं रोहिण मृगके 
शस निर्मित चाप शुभ माना गया है। चन्दन, 
चेतस, साल, धव तथा अर्जुन वृक्षके काइसे बना 
हुआ दारुमय शरासन उत्तम होता है। इनमें भी 
'शरद्‌ ऋतुमें काटकर लिये गये पके वासे निर्मित 
धनुष सर्वोत्तम माना जाता है। धनुष एवं खङ्गकी 
भी त्रैलोक्यमोहन-मन्तरोसे पूजा करे॥ ७--११॥ 

लोहे, बाँस, सरकंडे अथवा उससे भिन किसी 


और वस्लुके बने हुए बाण सोधे, स्वर्णाभ, सुल, 
सुवर्णपुद्डभूषित, तैलघौत, सुनहले एवं उत्तम पङ्खयुक्त 
होने चाहिये। राजा यात्रा एवं अभिषेकर्में धनुष- 
बाण आदि अस्त्रो तथा पताका, असंग्रह एवं 
दैवज्ञका भौ पूजन करे॥ १२-१३३ ॥ 

एक समय भगवात्‌ब्रहान सुमेरु पर्वते शिखरपर 
आकाशगङ्गाके किनारे एक यज्ञ किया था। उन्होंने 
उस यजे उपस्थित हुए लौहदैत्यको देखा। उसे 
देखकर वे इस चिन्तामे डूब गये कि “यह मेरे 
ज्ञं विध्तरूप न हो जाय।' उनके चिन्तन करते 
ही अग्रिसे एक महाबलवान्‌ पुरुष प्रकट हुआ 
और उसने भगवान्‌ ब्रह्माकी वन्दना की । तदनन्तर 
देवताओनेप्रसन होकर उसका अभिनन्दन किया। 
इस अधिनन्दनके कारण ही वह 'नन्दक' कहलाया 
और खङ्डरूप हो गया। देवताओंके अनुरोध कलेपर 
भगवान्‌ हले उस नन्दक खड़को निजी आयुधके 
रूपमें ग्रहण किया। उन देवाधिदेवने उस खङ्गको 
उसके गलेमें हाथ डालकर पकड़ा, इससे यह 
खङ्क म्यानके बाहर हो गया। उस खड़की कान्ति 
जोली थी, उसकी मुष्टि रमी थी। तदनन्तर चह 
बढ़कर सौ हाथका हो गया। लौहदैत्यने गदाके 
प्रहासे देवताओंको युद्धभूमिसे भगाना आरम्भ 
'किया। भगवान्‌ विष्णुने उस लौहदैत्यके सार अङ्ग 
उक्त खङ्गसे काट डाले। नन्दकके स्पर्शमात्रसे छिल- 
भिन होकर उस दैत्यके सारे लौहमय अङ्ग भूतलपर 
गिर पड़े। इस प्रकार लोहासुरका वध करके भगवान्‌ 
हरिन उसे वर दिया कि "तुम्हारा पवित्र अङ्ग 
(लोह) भूतलपर आयुधके निर्माणके काम आयेगा।' 
फिर श्रीविष्णुके कृपा प्रसादसे ब्रह्माजीने भी उन 
सर्वसमर्थ श्रोहरिका यज्के वा निर्ण पूजन किया। 
अब मैं खडके लक्षण बतलाता हूँ॥ १४-२० ॥ 

खटीखट्टर देशमें निर्मित खड़ दर्शनीय माने 
गये हैं। ऋषोक देशके खड़ शरीरको चीर डालनेवाले 


७८ 


नअलिपुराण- 


तथा शुर्पारकदेशीय खङ्ग अत्यन्त दृढ़ होते हैं। 
अङ्गदेशके खड़ तीखे एवं आधातको सहन करनेवाले 
तथा अङ्गदेशीय खङ्ग तइ कहे जाते हैं। पचास 
अङ्गुलका खञ्ज श्रेष्ठ माना गया है। इससे अर्थ- 
परिमाणका मध्यम होता है। इससे हीन परिमाणका 
खड़ धारण न करे॥ २१--२: 

ट्विजोत्तत! जिस खङ्गका शब्द दीर्घ एवं 
'किंकिणीकौ ध्वनिके समान होता है, उसको धारण 
करा श्रेष्ठ कहा जाता है। जिस खड्का अग्रभाग 
पापत, मण्डल या करवीर-पत्रके समान हो। 


तथा जो घृत-गन्धसे युक्त एवं आकाशकी-सौ 
कान्तिवाला हो वह प्रशस्त होता है। खङ्गमे 
समाबुलपर स्थित लिङ्गके समान व्रण (चिह्न) 
प्रशंसित है। यदि वे काक या उलूकके 
समान वर्ण या प्रभासे युक्त एवं विषम हों, तो 
मङ्गलजनक नहीँ माने जाते। खज़में अपना 
मुख न देखे। जूँठे हाथोंसे उसका स्पर्श न करे। 
खङ्गकी जाति एवं मूल्य भी किसीको न बतलाये 
तथा रात्रिके समय उसको सिरहाने रखकर न 
सोवे॥ २४-२७॥ 


इस प्रकार आदि आग्रेय महापुराणमें “चामर आदिके लक्षणोंका कथन' नामक 
दो सौ फैलीसवाँ अध्याय पूरा हुआ# २४५४ 

oon 
दो सौ छियालीसवाँ अध्याय 

स्त्र-परीक्षण 


अग्निदेव कहते हैं-- द्विब्रे्ट चिट! अब 
मैं क लक्षणोंका वर्णन करता हुँ। राजाओंको 
ये रत्न धारण करने चहिये -वज् (हीर), मरकत, 
पाग, पुक्ता, महानौल, इनदरनील, वैद्य, गन्धसस्य, 
चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त, स्फटिक, पुलक, कर्केतन, 
पुग, ज्योतीरस, पट राजमय, शुभसौगन्‍्थिक, 
ग, शङ्क, ब्रहामय, गोमेद, रुचिताक्ष, भावतक, 
भूल, मरकत, तुष्यक, सीस, पल प्रवाल, गिरिवर 
भुजङ्गमणि, ञ्मणि, टिट्टिभ, भ्रामर और उत्पल।| 
श्री एवं विजयकी प्राप्तिके लिये पूर्वोक्त रत्नोंको 
सुवर्णमण्डित करके धारण करना चाहिये। जो 
अन्तर्भागरमे प्रभायुक्त, निर्मल एवं सुसंस्थान हों, उन 
रबरको हौ धारण करना चाहिये । प्रभाहीन, मलिन, 
खण्डित और किरकिरीसे युक्त सोको धारण न 
करे। सभी में हीरा धारण करता श्रेष्ठ है। जो 
हीरा जलसे तैर सके, अभेद्य हो, षट्कोण हो, 
इनद्रधनुषके समान निर्मल परभास युक्त हो, हल्का 


तथा सूर्यके समान तेजस्वी हो अथवा तोतेके प्घोके 
समान वर्णवाला हो, शिग्ध, कान्तिमान्‌ तथा विभक्त 
हो, वह शुभ माना गया है। मरकतमणि सुवर्ण- 
चूमि समान सूक्ष्म बिनदुओंसे विभूषित होनेपर श्छ 
'बतलायी गयी है। स्फटिक और पद्यराग अरुणिमासे 
युक्त तथा अत्यन्त निर्मल होनेपर उत्तम कहे जाते 
हैं। मोती शुकसे उत्पन होते हैं, किंतु शङ्खे 
ने मोती उनकी अपेक्षा निर्मल एवं उत्कृष्ट होते 
है। ऋषिवर! हाथीके दाँत और कुम्भस्थलसे उत्पन्न, 
सूकर, मत्स्य और वेणुनागसे उत्पन्न एवं मेघोंद्रा 
उत्पन्न मोती अत्यन्त श्रेष्ठ होते हैं। मौक्तिक्े त्त्व 
(गोलाई), शुक्ला, स्वच्छता एवं महत्ता-ये गुण 
होते हैं। उत्तम इद्रतीलमणि दषम रखनेपर अत्यधिक 
प्रकाशित एवं सुशोभित होती है। जो रब अपने 
प्रभावसे सबको रञ्जित करता है, उसे अमूल्य 
समझे। नील एवं रक्त आभावाला बैद श्रेष्ठ होता 
है। यह हारम पिरोने योग्य है॥१--१५॥ 


इल प्रकार आदि आग्रेय महादुराजमों 'रल- पटीका- कान” नागक 
डो सा छियालीसको अध्याय पूरा हज २४६० 
लि आज 


«अध्याय २४७० 


अन 


दो सौ सैंतालीसबाँ अध्याय 
गृहके योग्य भूमि; चतुःषष्टिपद वास्तुमण्डल और वृक्षारोपणका वर्णन 


अझदेव कहते हैं-- वसिष्ठ। अब म वास्तुके 
लक्षणोका वर्णन करता हूँ। वास्तुशास्त्रे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूदोके लिये क्रमशः चेत, 
रक्त, पीत एवं काले रंगको भूमि निवास करलेयोग्य 
है। जिस भूमे पृतके समान गन्ध हो वह व्राहानेकि, 
रक्तके समान गन्ध हो वह क्रिय्ते, अन्तकी- 
सी गन्ध हो वह वैश्योके और मद्यतुल्य गन्ध हो 
चह शोके वास करयोग्य मानी गयो है। इसी 
प्रकार रसमें ब्राह्मण आदिके लिये क्रमशः मधुर, 
'कषाय और अम्ल आदि स्वादे युक्त भूमि होनी 
चाहिये। चारों वाको क्रमशः कुश, सरपत, कास 
तथा दूर्वासे संयुक्त भूमिमें घर बनाता चाहिये। 
पहले ब्राह्मणोंका पूजन करके शल्यरहित भूमिमें 
खात (कुण्ड) बनावे॥ १-३॥ 

फिर चौंसठ पदोंसे समन्वित वास्तुमण्डलका 
निर्माण करे। उसके मध्यभागमे चार पदमे झाकी 
स्थापना करे। उन चारों पदोकि पूर्वमे गृहस्वामी 
*अर्यमा' बतलाये गये हैं। दक्षिणमँ विवस्वान, 
चिम भित्र और उत्तर दिशामें महीधरको अङ्कित 
करे। ईशानकोणमे आप तथा आपवत्सको, 
अग्निकोणे सावित्र एवं सविताको, पश्चिमके 
समीपवर्ती नैईत्यकोणमे जय और इन्द्रको और 
ायव्यकोणमें रुदर तथा व्याधिको लिखे। पूर्व 
आदि दिशाओंमें कोणवर्ती देवताओंसे पृथक्‌ 
निम्माङ्कित देवताओंका लेखन करे-पवे मेन, 
रवि, सत्य तथा भूश आदिको, दक्षिणम गृहक्षत, 
यम, भङ्ग तथा गन्धर्व आदिको, पिमे पुष्पदन्त, 
असुर, वरुण और पापयक्षमा आदिको, उत्तर दिशामें 
भल्लाट, सोम, अदिति एवं धतदको तथा 
ईशानकोणमें नाग और करप्रहको अङ्कित करे। 
प्रत्येक दिशाके आठ देवता माने गये हैं। उनमें 
प्रथम और अन्तिम देवता वास्तुमण्डलके गृहस्वामी 


कहे गये हैं। पूर्व दिशाके प्रथम देवता परज हैं, 
दूसरे कसह (जयन्त), महेन्द्र, रवि, सत्य, भू, 
गगन तथा पवन हैं। कुछ लोग आग्रेयकोणमे गगन 
एवं पवनके स्थानपर अन्तरिक्ष और अग्निको मानते 
हैं। नईल्यकोणमे मृग और सुग्रीव-इन दोनों 
देवताओको, जायव्यकोणमें रोग एवं सुखको, 
दक्षिणम पृषा, वितथ, गृहक्षत, यम, भृङ्ग, गन्धर्व, 
मृग एवं पितरको स्थापित करें। वास्तुमण्डलके 
पश्चिम भागमें दौवारिक, सुग्रीव, पुनत, असुर, 
वरुण, पापयक्षमा और शेष स्थित हैं। उत्तर दिशामे 
चागराज, मुख्य, भल्लाट, सोम, अदिति, कुप, 
जाग और अग्नि (करग्रह) सुशोभित होते हैं। 
पूर्व दशाम सूर्य और इन्द्र श्रेष्ठ हं। दक्षिण दिशामें 
गृहक्षत पुष्यमय हैं, पश्चिम दिशम सुप्रीव उत्तम 
और उतरारपर पुष्पदन्त कल्याणप्रद है। भल्लाटको 
ही पुष्पदन्त कहा गया है॥४-१५॥ 

इन वास्तुदेवताऑका भनखोँसे पूजन करके 
आधारशिलाका न्यास करे। तदनन्तर निम्माङ्कित 
अन्त्रे नन्दा आदि देवियॉका पूजन करे-- 
“वसिक्ठनन्दिनी नन्दे! मुझे धन एवं पुत्र-पौत्रोसे 
संयु करके आनन्दित करो। भार्गवपुत्रि जये! 
आपके प्रजाभूत हमलोगोंको विजय प्रदान करो। 
अ्गिरसतनये पूर्णे! मेरी कामनाओंको पूर्ण करो। 
कश्यपात्मजे भद्रे! मुझे कल्याणमयी बुद्धि दो। 
वसिहपुत्रि नन्दे! सब प्रकारके बीजाँसे युक्त एवं 
सम्पूर्ण ससे सम्पन इस मनोरम नन्दनवनमेँ 
बिहार करो । प्रजापतिपुत्रि! देवि भटे! तुम उत्तम 
लक्षणों एवं श्रेष्ठ व्रतको धारण करनेबाली हो; 
'कश्यपनन्दिनि! इस भूमिमय चतुष्कोणभवनमें निवास 
करो। भार्गवतनये देवि! तुम सम्पूर्ण विश्वको ऐश्वर्य 
रदान करलेवाली हो; श्रेष्ठ आचायाँददारा पूजित 
एवं गन्ध और मालाओसे अलंकृत मेरे गृहमे 


es 


= अस्लिपुसण 


निवास करो। अन्गिरा ऋषिकी पुत्रि पूर्ण! तुम 
भौ सम्पूर्ण अङ्गोँसे युक्त तथा क्षतिरहित मेरे 
सरमे रमण करो। इश्के! मैं गृहप्रतिष्ठा करा 
रहा हूँ, तुम मुझे अभिलबित भोग प्रदान करो। 
देशस्थामी, नगरस्वामी और गृहस्वामीके संचवरमे 
मनुष्य, धन, हाथी-घोड़े और पशुओंकी वृद्धि 
करो'॥ १६-२२१॥ 

गृहप्रवेशके समय भी इसी प्रकार शिलान्यास 
करता चाहिये। घरके उ प्लक्ष (पाकड़) तथा 
पूर्व बरवृक्ष शुभ होता है। दक्षिणमें गूलर और 
पञ्चमे पीपलका वृक्ष उत्तम माना जाता है। 
भके वमप उद्यान बनावे। ऐसे घरमे निवास 
कना शुभ होता है। लगाये हुए क्षो ग्रोष्मकालमें 
तः-सायं, शौतऋतुमें मध्याहके समय तथा 
वर्षाकाले भूमिके सूख जानेपर साँचना चाहिये। 
वृक्षोको बायविडंग और पृतमिश्रित शीतल जलसे 


हस अकार आदि आय महानुराणमेँ “सुलक्षण 


साँचे। जिन वृक्षोके फल लगने बंद हो गये हों, 
उनको कुलची, उड़द, मूग, तिल और जौ मिले 
हुए जलसे सींचना चाहिये। घृतयुक्त शीतल दुके 
सेचनसे वृक्ष सदा फल-पुष्पसे युक्त रहते हैं। 
मत्सयवाले जलके सेचनसे वृक्षोंकी वृद्धि होती है। 
भेड़ और बकरीकी लेका चूर्ण, जौका चूर्ण, 
तिल, अन्य गोबर आदि खाद एवं जल-इन 
सबको सात दिनतक ढककर रखे। इसका 
सेचन सभी प्रकारके वृक्षोके फल-पुष्प आदिको 
वृद्धि कलेबाला है। आप्रवृक्षोंका शीतल जलसे 
सचन उत्तम माना गया है। अशोक वृक्षके विकासके 
'लिये काभिनियोके चरणका प्रहार प्रशस्त है। 
खजूर और नारियल आदि वृक्ष लवणयुक्त 
जलसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं। बायविडंग तथा 
जलके द्वारा सेचन सभी वृक्षॉके लिये उततम दोहद 
है॥२३-३१॥ 

।-कयन" नमक 


डो सौ सँखलौसकाँ अध्याय पूण हुआ २४७॥ 


दो सौ अड्तालीसवाँ अध्याय 


विष्णु आदिके पूजनमें 

अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ पुष्यसे पूजन 
करनेपर भगवान्‌ श्रीहरि सम्पूर्ण कामें सिद्धि 
प्रदान करते हैं। मालती, मल्लिका, यूथिका, गुलाब, 
कनेर, पावन्ती, अतिमुकक, कर्णिकार, कुरण्टक, 
कुब्जक, तगर, नीप (कदम्ब), बाण, वनमल्लिका, 
अशोक, तिलक, कुन्द और तमाल- इनके पुष्प 
पूजाके लिये उपयोगी माने गये हैं। बिल्वपत्र, 
शमीपत्रभङगरजके पत्र, तुलसी, कृष्णतुलसी तथा 
बासक (अडूसा)-के पत्र पूजनमें ग्राहा माने गये 


उपयोगी पुष्पोंका कथन 

हैं। केतकीके पत्र और पुष्प, पद्म एवं रकमल- 
यै भी पूजामें ग्रहण किये जाते हैं। मदर, धू, 
युज, पर्वतीय मल्लिका, कुटज, शाल्मलि और 
केके फूलका पूजामे प्रयोग वहीं करना चाहिये। 
प्रस्थमात्र घृतसे भगवान्‌ विष्णुका अभिषेक करनेपर 
करोड़ गौओंके दान केका फल मिलता है। 
एक आठ्क घृतसे अभिषेक करनेवाला राज्य 
ता घृतमित्रित दुग्धसे अभिषेक कलेवाला स्वर्गको 
प्राप्त करता है॥१-६॥ 


इस कार आदि आग्रेय महु “दले पूजनके फलका कथन' कामक 
दो खाँ अड़तालीसर्चां अध्याय पूण हुआ २४८५ 


oe 


५ अध्याय २४१० 


दो सौ उनचासवाँ अध्याय 
धनुर्वेदका ' वर्णन--युद्ध और अस्त्रके भेद, आठ प्रकारके स्थान, धनुष, 
बाणको ग्रहण करने और छोड़नेकी विधि आदिका कथन 
अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ ! अब मैं चार' | वर्णन किया गया है। यन्त्रमुक्, पाणिमुक्त, 
पादोसि युक्त धनुर्वेटका वर्णन करता हूँ। धनुर्वेद | मुखसंधारित, अमुक और बाहुयुद्ध--ये ही धुवेदके 
पाँच प्रकारका होता है। रथ, हाथी, घोड़े और | पाँच' प्रकार कहे गये हैं। उसमें भी शस्त्र-सम्पत्ति 
चैदल-सम्बन्धी योद्धाओका आश्रय लेकर इसका | और अस्त्र-सम्पत्तिके भेदसे युद्ध दो प्रकारका 


१, "पनु" पजुवेंदका उपवेद है। प्राचीनकाले परायः सभी सध्य देशों इस विका प्रचार था। भारततर्षगें एस विधाके 
उबर रथ के, जिदै शलकृपाए अणक पालै बे। आजकल के र राव: सुपा हो गै कुछ धोड़े-से मे एस 
विद्याका संक्षिष्ठ वर्णन मिलता है। जैसे शुक्रनीति, कामन्दकौष नोस, आग्रिपुराण, बौरचिन्दामणि, वृद्ध शाम्रंधर, युद्धजपार्णव, 
ुक्तिकल्पतह तथा नौतिमपूष आदि । 'धनुरवद- संहिता' नामक एक अलग थी पुस्तक मिलती हँ । नेपाल (काठमाण्डू) गोरखकाध मठके 
ग योगी तापते भ की एक पजन पुस्तक उक को है। कुछ चित हा और मे इदा रु 
जाको £, पत मूत भीक कथन है कि वि जिस टका प्रकाश किया था, पुटका बर कही है।' 
'वीएचिसामणि' में पनवेदकी बही प्रशंसा कौ गयी है; ' धतुवेद-सॉहिता “में शला है कि ' दहं, दस्युओं और चोर आदिले साधुपुरुषोंका 
ण और भु पालन का प्रवोजन है कके इन वार अधे वसक म्ह पा 
संक्षेपसै हौ प्रकाक डाला गया है। धुरलेदफर इस सपव जो ग्रन्थ उपलब्ध होते है, उससे आपरिपुराणगत धनुरा पाठ गही मिलता। 
पोप पे ज लुरे ही चार अण्कव डने है । व हि दोक अनुसार जौ प 
भेद र हुए रिं एख हुए इन अध्या धक अनुवाद कारेकी चे को गयी है। से विछालव, काके 
तति वा बेच शाली बगच-पुाकालवसे अते भ-का कुछ पाठमेद स काके लवे ये, तसे भौ 
रणको सगे सहयोग मिल है। रि कुछ सन्द आसह रह से हैं री विको धुके विषयों धा 
देकर अनुसंधान करण का आह, विसे भाडी एस चन वि पुर हो सके। (अक) 

३, घणा, भ, अध्यय २२०, सोक ७२ मै फ किर कलक अधिके टक ल प्राण भरे अपने 
(क भरतो चाए क्यों और दरति अहीले पुछ दिव्य ए कृतस का पेक जन जाच कर लिश इन कार पो 
र के हए आचा नौलकच्ठने "नमु, प, मखु और ' अछ चा नाका मे का है। पु 
मधुसूदन सरस्वतीने अपने 'प्रस्थानभेद'मैं धनुखँदका जो सिरा वितरण दिवा है, उसमें चार पादॉका उल्लेख इस प्रकार हुआ है 
दौशापाद, संग्रहपाद, सिद्धिपाद और प्रयोगपाद। पूर्य आदि भेद आयुधेकि हैं, वे फाटके नाम वहाँ हैं। अग्रिपुराणमे चार 
द गमका विदेश ही "सुक के सा जहाँ “कलह” चाट है और “पु साप गा दत जाके 
साध बाहुको भौ जोड़कर अपे गट, आ बा दडे चार हो निशि कि गये हं। अत: धे चार घाट रप 
दीक्षा आदि ही ठीक जान पढ़ते हैं। 

३. महाभारतमें ' चतुष्पार्द दशविधम्‌' कहकर धतुवेदके दस प्रकार कहे गये हैं। परंतु अग्रिपुराणसे उसका कोई विरोध नहीं है। 
आम आएछ या युके पौध रको दट रखकर ही बै भेद विष हुए £ कि नाप धके दस अक लेकर. 
ले दस का कथन हुआ है उन दस जिक लकणे पल रका लिखे हआ, संधान, शोषण, विवि, वा, 
जोग, रल मण्डल तथा रहस्थ। सलक जरिया इस हसरे थानको का 'आदान' है। उसे भी 
प्रत्यक्पर रखता "संधान है। लक्यपर छोड्ना “मोक्षण' कहा गए! है। यदि खाण छोड देनेके जाद यह मालूप हो जाय कि हमारा विपक्षी 
'निर्बल या शस्पहीन है, तो वीर पुरुष मन्त्रशकिसे उस बाणको लौटा लेते हैं। इस प्रकार छोडे हुए अस्त्रको खौटा लना “निवर्तन' कहलाता 
है धनुष या उसकी परे धारण अच शकले धनुष और कके मध्यदेशको 'स्थान' कहा गया है। तत या चार: 
म ग या कसम मन क च म और कु जा सघन कान ल 
है। स्यत खा दे प्रा होनेकले वात (पे आघात) और से आ तके लिये जो दाने आदिका प्रयोग 
किक जात है, उसका ताम "फर्क ह चाकार फो हुए रके सा-साव चूना सस वैध मणका है। शे 
आधार लक बधा अवा एक हो समय अनेक लर्को बाँ दा हे सब “स्व के असर है 


बताया गया है। ऋचुबुद्ध और मावाबुद्धके भेदसे 
उसके पुनः दो भेद हो जाते हैं। क्षेपणी (गोफन 
आदि), धनुष एवं यन्त्र आदिके ड्वारा जो अस्र 
फैंका जाता है, उसे 'यन्तरमु' कहते हैं। (यन्मु 
अस्त्रका जहाँ अधिक प्रयोग हो, वह युद्ध भो 
"यनतरमु' हौ कहलाता है।) प्रस्तरखण्ड और 
तोमर-यन्‍्त्र आदिको 'पाणिमुक्त' कहा गया है। 
आला आदि जो अस्त्र शत्रुपर छोड़ा जाय और 
फिर उसे हाथमे ले लिया जाय, उसे 'मुकसंघारित' 
समझना चहिये। खङ्ग (तलवार आदि)-को 'अपुरू' 
कहते हैं और जिसमें अस्व-शस्वोका प्रयोग न 
करके मल्लॉकी भाँति लड़ा जाय, उस युद्धको 
“नियुद्ध/ या “बाहुयुद्ध' कहते हैं॥१--५॥ 
युद्धकी इच्छा रखनेवाला पुरुष श्रमको जौते 
और योग्य पातका संग्रह करे। जिनमें धनुष- 
चाणका प्रयोग हो, वे युद्ध श्रेष्ठ कहे गये हैं; 
जिनमें भालोकी मार हो, वे मध्यम कोटिके हैं। 
जिनमें खड्गोंसे प्रहार किया जाय, वे निमतश्रेणोके 
युद्ध हैं और बाहुयुद्ध सबसे निकृष्ट कटिके अन्तर्गत 
हैं। दमं क्षत्रिय और वैश्य-इन दो साका 
भी गुरु" ब्राह्मण ही बताया गया है। आपत्तिकालयें 
स्वयं शिक्षा लेकर शूद्रको भी युद्धका अधिकार 
प है। देश या राष्ट्र रहनेवाले वर्णसंकरोंको भी 
युद्धमे राजाकी सहायता करनी चाहिये'॥६-८॥ 
स्थान-व्णन-- अङगु ल्फ, पाष्गिभाग और 


चैर-ये एक साथ रहकर परस्पर सटे हुए हों 
लक्षणके अनुसार इसे 'समपद' नामक स्थाने 
कहते हैं। दोनों पैर बहा अज्जुलियोंके बलपर 
स्थित हों, दोनों घुटने स्तब्ध हों तथा दोनों पैरोंके 
बीचका फैसला तीन बित्ता हो, तो यह 
“वैशाख'नामक स्थान कहलाता है। जिसमें दोनों 
घुटने हंसपक्तिके आकारकी भाँति दिखायी देते 
हों और दोनोंमें चार बितेका अन्तर हो, वह 
“मण्डल' स्थान माना गया है। जिसमें दाहिनी 
जाँच और घुटना स्तब्ध (तना हुआ) हो और 
दोनों पैरोंके बीचका विस्तार पाँच बितेका हो, 
उसे 'आलौढ्‌'वामक स्थान कहा गया है। इसके 
विपरीत जहाँ बायों जाप और पुटा स्तब्ध हो 
तथा दोनों परके बौचका विस्तार पाँच बिता हो, 
वह 'प्रत्यालीद्‌ नामक स्थान है। जहाँ बायाँ पैर 
डेडा और दाहिना सोधा हो तथा दोनों गुल्फ और 
पार्ष्णिभाग पाँच अङ्गुलके अन्तरपर स्थित हों तो 
यह बारह अङ्गुल बड़ा 'स्थानक' कहा गया है। 
यदि बायें पैरका घुटना सीधा हो और दाहिना पैर 
अलोभाति फैलाया गया हो अथवा दाहिना घुटना 
कुब्हाकार एवं निश्चल हो या घुटनेके साथ ही 
दायाँ चरण दण्डाकार विशाल दिखायी दे तो 
ऐसी स्थितिमें 'विकट'नामक स्थान कहा गया 
है। इसमें दोनों पैरॉंका अन्तर दो हाथ बड़ा होता 
है। जिसमें दोनों घुटने दुहरे और दोनों पैर उत्तान 


गह शन्का अथं है टको मि उनका आव वदसि थे सन रे दोका उतसेख के मे 
कि ज़ाताको ' आचा कहा गया है-' आचार्य: स: सल्‌ धनुष, चळ, कुल, लड़, भुक, गदा और चाह ~ सोसे 
किये जानेवाले युको हो 'सात प्रकारका युद्ध' कहे हैं। 

२ कचिता के ६-७ स्लोकोंसे कहा सवा है छ" आवाद आतन किक धनुष, फक ख बको कु (भला). 
और शुहको गदाकी शिक्षा प्रदान को ।' उससे भौ सूचित होता है कि अस्व-विषा और युको शिक्षा सधी वर्षके सोको दी जाती 
ध अत्रिपुराणके अनुसार वर्णसंकर भी इसकी किक घले थे और यु ष्टी रके लिये राजको सहायता के थे। 

३ “दोधति” आदि पर्यो आठ प्रकारके "स्वा, पाँच रक टो” तथ फच तके “ब्याय' का वर्णन उपलब्ध 
होता है। आहु *मु्ि' और 'व्यान'फै जेट नही हैं। अगले अध्काके सवे सोके "हण नायक मिकी चर्चा अवश्य 
को गवो है। पर स्थानके आठौं भेदाका सहि वर्णन उपलन्ध होळ है॥ इस चरनत देखते हुए 'स्थान' शब्दका अभ्रा 
चोदा सुदस्थलै खडे होनेका ढंग आर पडा है चो किस-किस ढंगले खड़ा होना चाहिये और कौन-सा बंप कब, 
उपयोगी होता है--इसोको ओर इस परे सव किया मक है। 


+ अध्याय २४५ 


३८३ 


हो जाये, इस विधानके योगसे जो “स्थान” बनता 
है, उसका जाम “सम्पुट' है। जहाँ कुछ घूमे हुए 
दोनों पैर समभावसे दण्डके समान विशाल एवं 
स्थिर दिखायी दें, वहाँ दोनोंके बोचको लंबाई 
सोलह अङ्गलकी ही देखी गयी है। यह स्थानका 
यथोचित स्वरूप है॥९--१८॥ 

ब्रह्मन्‌! योद्धाऑको चाहिये कि पहले बायें 
हाथमे धनुष और दायें हाथमें बाण लेकर उसे 
चलायें और उन छोड़े हुए बाणोंको स्वस्तिकाकार 
करके उनके द्वारा गुरुजनोंको प्रणाम करें। धनुषका 
प्रेमी योद्धा 'वैशाख' स्थानके सिद्ध हो जानेपर 
“स्थिति' (वर्तमान) या ' आयति' (भविष्य)-में 
जब आवश्यकता हो, घनुषपर डोरीको फैलाकर 
धनुषकी निचली कोटि और बाणके फलदेशको 
चरतीपर टिकाकर रखे और उसी अवस्थामे मुडी 
हुई दोनों भुजाओं एवं कलाइयोदारा नापे। उत्तम 
गरतका पालन करनेवाले वसिष्ठ! उस योद्धाके 
'बाणसे धनुष सर्वथा बड़ा होना चाहिये और 
ष्टे सामने बाणके पुद तथा धनुषके डंडेमें 
बारह अङ्गुलका अन्तर होना चाहिये। ऐसी स्थिति 
हो तो धनुईण्डको पत्यसे संयुत कर देना 
चाहिये। वह अधिक छोटा या बड़ा नहीं होना 
चाहिये॥ १९-२३॥ 

धनुषको नाभिस्थानमें और खाण-संचयको 
नितम्बपर रखकर उठे हुए हाथको आँख और 
कानके बीचमें कर ले तथा उस अवस्थामें याणको 
फैँके। पहले बाणको मुद॒ठीमें पकड़े और उसे 
दाहिने स्तनाग्रकी सीधे रखे। तदनन्तर उसे 
प्रत्यञ्चापर ले जाकर उस मौर्वी (डोरी या प्रत्यञ्चा)- 
को खाँचकर पूर्णरूपसे फैलावे। प्रत्यक्षा न तो 
भीतर हो न बाहर, न ऊँचो हो न तीची, न 
कुबड़ी हो न उत्तान, न चञ्चल हो न अत्यन्त 
आबेष्टित। वह सम, स्थिरतासे युक्त और दण्डकी 
भति सीधी होनी चाहिये। इस प्रकार पहले इस 


ष्टे हाण लक्ष्यको आच्छादित करके बाणको 
छोड्ना चाहिये॥ २४-२७॥ 

भुर योद्धाको यलपूर्वक अपनी छाती ऊँची 
रखनी चाहिये और इस तरह झुककर खडा होना 
चाहिये, जिससे शरीर त्रिकोणाकार जान पढ़े। 
कंधा दौला, ग्रोवा निश्चल और मस्तक मयूरकी 
ति शोभित हो। ललाट, नासिका, मुख, बाहुमूल 
और कोहनौ-ये सम अवस्थामै रहें। ठोढ़ी 
और कंपेमें तीन अङ्गुलका अन्तर समझना चाहिये। 
पहली बार लीन अङ्गुल, दूसरी बार दो अङ्गुल 
और तीसरी बार ठोडौ तथा कंधेका अन्तर एक 
हो अङ्गुलका बताया गया है॥ २८-३०॥ 

जाणको पुझ्डुकौ ओरसे तर्जनी एवं आगे 
पकड़े। फिर मध्यमा एवं अनामिकासे भी पकड़ 
ले और तबतक वेगपूर्वक खाँचता रहे, जबतक पूरा" 
पू बाण धनुषपर न आ जाय। ऐसा उपक्रम करके 
विधिपूर्वक बाणको छोड़ना चाहिये॥३१-३२॥ 

सुब्रत! पहले दृष्टि और मुष्टिसे आहत हुए 
लक्ष्यको ही बाणसे विदीर्ण करे। बाणको छोड़कर 
पिछला हाथ बढे वेगसे पीठकी ओर ले जाय; 
क्योंकि खम्‌! यह ज्ञात होना चाहिये कि शु 
इस हाथको काट डालनेकी इच्छा करते हैं। अतः 
पुष पुस्यको चाहिये, धनुषको खींचकर कोहनीके 
जौचे कर ले और बाण छोड़ते समय उसके ऊपर 
करे। घनु-शास्त-विशारद पुरुषोंको यह विशेष- 
रूपसे जानना चाहिये। कोहनीका आँखसे सराना 
मध्यम श्रेणीका बचाव है और शत्रु लक्ष्यसे दूर 
रखना उत्तम है॥ ३३-३५॥ 

उत्तम श्रेणीका बाण बारह मुष्टियोके 
आपका होना चाहिये। ग्यारह मुश्टियॉका ' ध्यम" 
और दस मुष्टियाँका 'कनिषठ' माना गया है। धनुष 
चार हाथ लंबा हो तो 'उत्तम', साढे तीन हाथका 
हो तो “मध्यम” और तीन हाथका हो तो 
"कनिष्ठ' कहा गया है। पैदल योडाके लिये 


उड 


2 अल्लियुराण- 


सदा तीन हाथके हो धनुषको ग्रहण करनेका 
विधान है। घोड़े, रथ और हाथीपर श्रेष्ठ 


घनुषका ही प्रयोग करका विधान किया गया 
है॥ ३६-३७॥ 


इस प्रकार आदि आग्रेय महापुराणमे 'धनुर्वेदका वर्णन” नामका 
सो सा उतवासवा अध्याय पूण इरन 
Smee 
दो सौ पचासवाँ अध्याय 
लक्ष्यवेधके लिये धनुष-बाण लेने और उनके समुचित प्रयोग करनेकी 
शिक्षा तथा वेध्यके विविध भेदोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं-- ब्रह्मत्‌! द्विजको चाहिये 
कि पूरी लम्बाईवाले धनुषका निर्माण कराकर, 
उसे अच्छी तरह धो-पॉंछकर यज्ञभूमिमें स्थापित 
करे तथा गदा आदि आयुधोंको भलीभाँति साफ 
करके रखे॥१॥ 

तत्पक्षात्‌ बाणोंका संग्रह करके, कवच- 
धारणपूर्वक एकाग्रचित हो, तूणीर ले, उसे पीठकी 
ओर दाहिनी काँखके पास दृढ़ताके साथ बाँधे। 
ऐसा करोसे विलक्ष्य बाण भी उस तृणीरमें सुस्थिर 
रहता है। फिर दाहिने हाथसे तूणीरके भीतरसे 
बाणको निकाले। उसके साथ ही बायें हाथसे 
धनुषको वहाँसे उठा ले और उसके मध्यभागमें 
चणका संधान! करे॥ २-४॥ 

चितम विषादको न आने दे--उत्साह-सम्पल 
हो, धनुषकी डोरीपर बाणका पुङ्कुभाग रखे, फिर 
“सिंहकर्ण" नामक मुश्टद्वारा डोरीको पके साथ 
हो दृढ़तापूर्वक दबाकर समभावसे संधान करे 
और बाणको लक्ष्यकी ओर छोडे। यदि बाय 
हाथसे बाणको चलाना हो तो आये हाथमे बाण 
ले और दाहिने हायसे धनुषकी मुट्ठी पकडे। फिर 


प्रत्यक्ापर बाणको इस तरह रखे कि खाँचनेपर 
उसका फल या युद्ध बये कानके समीप आ 
'जाय। उस समय बाणको जायें हाथकौ (तर्जनी 
और अङ्गष्टके अतिरिक्त) मध्यमा महु से 
भी धारण किये रहे। बाण चलानेकी 
जाननेवाला पुरुष उपर्युक्त मुष्टिके द्वारा धनुषको 
दृढतापूर्वक पकड़कर, मनको दृष्टिके साथ ही 
तक्ष्यगत करके बाणको शरीरके दाहिने भागकी 
ओर रखते हुए लक्ष्यकी ओर छोडे॥ ५--७॥ 
धनुषका दण्ड इतना बडा हो कि भूमिपर 
खड़ा करनेपर उसकी ऊँचाई ललाटतक आ जाय। 
उसपर लक्ष्यवेधके लिये सोलह अङ्गुल लंबे चन्द्रक 
(वाणविशेष)-का संधान करे और उसे भलीभौति 
खींचकर लक्ष्यपर प्रहार करे। इस तरह एक 
बाणका प्रहार करके फिर तत्काल हौ तूणीरसे 
ज एव जुषि मरकर बान का 
मध्यमा अजुलिसे भी दबाकर काबूमें करे 
और शीघ्र ही दृष्टिगत लक्ष्यकी ओर चलावे। 
चारों ओर तथा दक्षिण ओर लक्ष्यवेधका क्रम 
जारी रखे। योद्धा पहलेसे हो चारों ओर बाण 


वालि पु" 


(के अनुसार स लेन प्रकरके है अध अन और रूम स क्रमश कत कायय हौ उपयोग काला 


_चाहिये। के लक्यको माए गएन हो तो * आधःसंधान' उपयोकी हो है  लक्य विल हो तो "समधान तो उसका वैध करता चाहिये 
तथा चहल लक्ष्यका येष केके लिये उसात कम सेख चाहिने। 
२, महष वसिहकृत 'धनुवद-संहिता'म “मु के पाँच जेट वावे गे हैर बज्र, मती तथा काकहुण्डी। 


जहां "सिरु नमक मुका सष इस प्रकार दिया ग है“ 
मदे दीक अपरे भीभो टिकाकर जो मुहि बाँधी जाती 


ङुङलसयस्यवेधने॥' अर्थात "धनुष पकङते समय 


डु र शुभ स्ितप्‌। सिक्स विजय 


है, उसका जाग “सिह जनना चाहिये वह दडले वेधके लिये उपयोको है” 


मारकर सब ओरके लक्ष्यको वेधनेका अभ्यास 
करे॥८--१०॥ 

तदनन्तर वह तीक्ष्ण, परावृ, गत, निम्न, 
उन्नत तथा क्षिप्र वेधका अभ्यास बढ़ावे। वेध्य 
लक्ष्यके ये जो उपर्युक्त स्थान हैं, इनमें सत्य (बल 
एवं चैर्य)-का पुट देते हुए विचित्र एवं दुस्तर 
रीतिसे सैकड़ों बार हायसे बाणोके निकालने एवं 
छोड़ोकी क्रियाद्वारा धनुषका तर्जन करे-उसपर 
उङ्क दे॥११-१२॥ 

विप्रवर! उक्त वेध्यके अनेक भेद हैं। पहले 
तो दृढ़, दुष्कर तथा चित्र दुष्कर-ये वेध्यके तीन 
भेद हैं। ये तीनों हो भेद दो-दो प्रकारके होते हैं। 
“नतनिम्न' और 'तीक्ष्ण'--ये 'दृढ़वेध्य ' के दो भेद 
है।'दुष्कसवेध्य के भी 'निम्त' और “ऊध्वंगत'-- 
ये दो भेद कहे गये हैं तथा 'चित्रदुष्कर' वेध्यके 
“मस्तकपन' और “मध्य'-ये दो भेद बताये गये 
है॥ १३-१४ ६॥ 

इस प्रकार इन वेध्यगणोंको सिद्ध करके वीर 


पुरुष पहले दाये अथवा वारे पार्थसे शत्नुसननापर 
चढ़ाई करे। इससे मनुष्यको अपने लक्ष्यपर विजय 
पत होती है। प्रयोक्ता पुरुषोने वेध्यके विषयमे 
यही विधि देखी और बतायो है॥ १५-१६॥ 

योद्धाके लिये उस वेध्यको अपेक्षा भ्रमणको 
अधिक उत्तम बताया गया है । वह लक्ष्यको अपने 
जाणके पुङ्खुभागसे आच्छादित करके उसकी ओर 
डृढ़तापूर्वक शर-संधान करे। जो लक्ष्य भ्रमणसील, 
अत्यन्त चञ्चल और सुस्थिर हो, उसपर सब 
ओस प्रहार करे। उसका भेदन और छेदन करे 
तथा उसे सर्वथा पीड़ा पहुँचाये॥१७-१८॥ 

कर्मयोगके विधानका ज्ञाता पुरुष इस प्रकार 
समझ-बूझकर उचित विधिका आचरण (अनुष्ठान) 
करे। जिसने मन, नेत्र और दृष्टे दारा लक्ष्यके 
साथ एकता-स्थापनकी कला सीख ली है, वह 
योद्धा यमराजको भी जीत सकता है । (पाठान्तरके 
अनुसार वह श्रमको जीत लेता है-युद्ध करते- 
करते थकता नहीं।)॥ १९॥ 


इस प्रकार आहि आग्रेय महापुताण्ो “का कथन” नामक 
दो सौ पचासका अध्याय पूरा हुआ# २५०० 
पल क 


शति जेथ सोन प्रकारा कय जया हपु मरय और मेध । पित बले फुलको बेधना 
“पुणे है। फलु आाणले साहयका भेदन करता मे है । सटरूलर मांसके ति लध्वका वकरण "मासवेध' कहलाता 
है। इन नोक सिड हो जानेर मपे बाल उतके लिये साधक होते हैव: बृ पुस शर; स्कुः सर्वसाधकाः ।' 

३ "वरिम ' पकर (तुच चतानेके परिङ्मपू्वक अध्याल)-कै करणे इस तरहकी यें सिख हँ। या 
पहले पको यकाकर शिखा धल. पूरा स्थानषदवंसे किसी एकका आश्रय ले, खड़ा हो, आपके उपर हाथ रखे। पे 
'ोलपू्वक उसे जायें हप ले। तदतनार आजका आदान करके संधाव करे। एक बार धची प्प खाँचकर भूमितेधन के। 
पहले भगवान्‌ शंकर, विष्नशान गनछ, पुस्देव था धु -ानको नम्र कै । फिर बाग खाँचनेके सिये गुम आहा साँगै। 
णयापु प्रत (परक प्रषायाय)-के साथ यासे धनुपको परिल को । कुम्पक ऋजायापके झा उसे स्थिर काके रेचक प्राणायाम 
ए हके साथ वायु एवं नाणका विसर्जन करे। नरी छाल ध सोड यह अभ्वास-क्रिया अवश्य करती चाहिये। 
मास षट सिद्ध होती छै और एक दरे “बाच'। "वाराज' लो उसकै सिद्ध होते है, जिसपर भगवान्‌ महे काहो 
जजाय। अपनी सि चाहनेवाला योडा याजको फूल घोले करण करे। फिर थनुधको सको भलि दे तथा लक्ष्यका बहुमूल्य 
इनकी भति चिना करे, इत्यादि। 


उट 


4 असनि» 


श डड 


दो सौ इक्यावनवाँ अध्याय 
पाशके निर्माण और प्रयोगकी विधि तथा तलवार और लाठीको अपने 
पास रखने एवं शत्रुपर चलानेकी उपयुक्त पद्धतिका निर्देश 


अग्निदेव कहते हैं-- ब्रह्म! जिसने हाथ, मन 
और दृष्टिको जोत लिया है, ऐसा लक्ष्यसाधक | 
नियत सिद्धिको पाकर युद्धके लिये वाहनपर आसद 
हो। 'पाश' दस हाथ बड़ा, गोलाकार और हाये | 
लिये सुखद होना चाहिये। इसके लिये अच्छो 
मँज, हरिणकी तात अथवा आकके छिलकॉको 
डोरी तैयार कानी चाहिये। इनके सिवा अन्य 
सुदृढ़ (पट्टसूत्र आदि) वस्तुऑंका भी सुन्दर पाश 
अनाया जा सकता है। उक्त सूत्रों या रस्सियोंको 
कई आवृत्ति लपेटकर खूब बट ले। विज्ञ पुरुष 
तौस आवृत्ति करके बरे हुए सूत्र या रस्सौसे ही 
पाका निर्माण करे॥ १--३॥ 

शिक्षकको पाशकी शिक्षा देनेके लिये कक्षाओंमें 
स्थान बनाता चाहिये। पाशको बाय हाथमे लेकर 
दाहिने हायसे उधेडे। उसे कुण्डलाकार बना, सब 
ओर घुमाकर शुके मस्तकके ऊपर फेंकना चाहिये। 
पहले तिनकेके यने और चमड़ेसे म हुए पुरुषपर 
उसका प्रयोग करना चाहिये। तत्पक्षात्‌ उछलते- 
कूदते और जोर-जोरसे चलते हुए मतुष्योपर 
सम्यकुरूपसे विधिवत्‌ प्रयोग करके सफलता प्राप्त 
कर लेनेपर हौ पाशका प्रयोग करे। सुशिक्षित 
योद्धाको पाशट्वारा यथोचित रीतिसे जोत लेनेपर 
ही शतके प्रति पाश-वन्धनकौ क्रिया करनी 
चाहिये॥४--६$॥ 


तदनन्तर कमरमें म्यानसहित तलवार बाँधकर 
उसे बाया ओर लटका ले और उसकी म्यानको 
जावे हायसे दृढ़ताके साथ पकड़कर दे हायसे 
तलवारको बाहर निकाले। उस तलवारकी चौड़ाई 
छः अङ्गुल और लंबाई या ऊँचाई सात हाथकी 
हो॥७-८॥ 

'लोहेकी बनी हुई कई शलाकाएँ और नाना 
कारके कवच अपने आधे या समूचे हाथमें लगा 
ले; अगल-बगलमें और ऊपर-नौचे भी शरीरकी 
रक्षाके लिये इन सब वस्तुओँको विधिवत्‌ धारण 
करे॥९॥ 

चुद्धमें विजयके लिये जिस विधिसे जैसी 
योजना बनानी चाहिये, वह बताता हूँ, सुनो। 
दणोरके चमड़ेसे मढी हुई एक नयी और मजबूत 
लाठी अपने पास रख ले। उस लाठीको दाहिने 
हाथकी अँगुलियोंसे उठाकर यह जिसके ऊपर 
जोरसे आघात करेगा, उस शत्रुका अवश्य नाश 
हो जायगा। इस क्रियामें सिद्धि मिलनेपर वह 
दोनों हाथोंसे लाठौको शत्रुके ऊपर गिराबे। इससे 
अनायास ही वह उसका वध कर सकता है। इस 
तरह युम सिद्धिक बात बतायी गयी। रणभूमिमें 
भलीभाति संचरणके लिये अपने वाहनोंसे श्रम 
कराते रहना चाहिये, यह बात तुम्हें पहले बतायी 
गयी है॥१०-१२॥ 


उस प्रकार आहि आष महणे दका कघत” नामका 
दो साँ इक्यावनयाँ अध्याय पूरा हुआ २५१५ 


«अध्याय २५२० 


ves 


TT कर स++कक तक कक कसम सतत कस सबक 


दो सौ बावनवाँ अध्याय 
'तलवारके बत्तीस हाथ, पाश, चक्र, शूल, तोमर, गदा, परशु, 


मुद्रर,भिन्दिपाल, वज्र, 


कृपाण, क्षेपणी, गदायुद्ध तथा 


मल्लयुद्धके दाँव और पैंतरोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं-- हम्‌! भ्रात, उदात, 
आविद्ध, आप्लुत, विष्लुत, प्लुत (या सूत), सम्पात, 
समुदीर्ण, श्येनपात, आकुल, उद्धृत, अवधूत, सव्य, 
दक्षिण, अनालक्षित, विस्फोट, करालेन्द्र, महासख, 
विकराल, निपात, विभीषण, भयानक, समग्र, 
अर्थ, तृतीयांश, पाद, पादार्थ, वारिज, प्रत्वालोढ़, 
आलीढ, वराह और लुलित--ये रणभूमिमें दिखाये 
जानेवाले ढाल-तलवारके बत्तीस हाथ (या चलानेके 
ढंग) हैं; इन्हें जानना चाहिये॥ १--४॥ 

परावृत्त, अपवृ, गृहीत, लघु, ऊध्वं्षप्त, 
अध:क्षिप्त, संधारित, विधारित, श्येनपात, गजपात 
और ग्राह-ग्राहा --ये युद्धमें 'पाश' फेंकनेके ग्यारह 
प्रकार हैं॥५-६॥ 

आजु, आयत, विशाल, तिर्यक्‌ और भ्रामित 
थे पाँच कर्म 'व्यस्तपाश' के लिये महात्पाओंने 
बताये हैं ॥७॥ 

छेदन, भेदन, पात, भ्रमण, शमन, विकर्तन 
तथा कर्तन--ये सात कर्म 'चकर के है॥ ८॥ 

आस्फोट, ध्वेडन, भेद, त्रास, आन्दोलितक 
और आघात-ये छः “शूल के कर्म जानो॥ ९॥ 

द्विजोत्तम! दृष्टियात, भुजाघात, पार्यत, 
ऋचुषात, पक्षपात और इपुपात-ये “तोमर के 
कार्य कहे गये हैं॥१०॥ 

'विप्रवर! आहत, विहत, प्रभूत, कमलासन, 
ततोर््वगत्र, नमित, वामदक्षिण, आवृ, परावृत्त, 
पादोद्धत, अवप्लुत, हंसमर्द (या हंसमार्ग) 
तथा विमर्द--ये “गदा-सम्बन्धी' कर्ष कहे गये 
हैं॥ ११-१२॥ 

कसल, अवसा, शप्त, विप्तहस्त, स्थित और 
शय -ये 'फरसे'के कर्म समझने चाहिये॥ १३॥ 


विप्रवर! ताडून, छेदन, चूर्णन, प्लवन तथा 
घातन--ये 'मुद्गर'के कर्म हैं॥ १४॥ 

सत्रात, विश्रान्त, गोविसर्ग तथा सुदुर्धर-ये 
“भिनदिपाल'के कर्म हैं और 'लगुड'के भी वे हो 
कर्म बताये गये हैं॥१५॥ 

द्विजोत्तम! अन्त्य, मध्य, परावृत्त तथा 
निदेशान्त-ये 'वज्' और 'पट्टिश के कर्म हैं॥ १६॥ 

हरण, छेदन, घात, भेदन, रक्षण, पातन तथा 
स्फोटन--ये 'कृपाण'के कर्म कहे गये हैं॥ १७॥ 

जासन, रक्षण, घात, बलोद्धरण और आयत-- 
ये 'क्षेपणी' (गोफन)-कै कार्य कहे गये हैं। ये 
ही 'यन्त्रके भी कर्म हैं॥१८॥ 

संत्याग, अवदंश, वराहोद्धृतक, हस्तावहस्त, 
आलीन, एकहस्त, अवहस्तक, द्विहस्त, बाहुपाश, 
कटिरेचितक, उद्गत, उरोधात, ललाटघात, 
'भुजाविधपन, करोदधूत, विमान, 
विपादिक, गात्रसंश्लेषण, शान्त, गात्रविपर्यय, 
कर्षवप्रहार, घात, गोमू, सव्य, दक्षिण, पारक, 
तारक, दण्ड (गण्ड), कबरीबन्ध, आकुल, 
तिर्यस्बन्ध, अपामार्ग, भौमवेग, सुदर्शन, 
सिंहाक्रान्त, गजाक्रान्त और गर्दभाक्रान्त-ये 
“गदायुद्ध'के हाथ जानने चाहिये। अब “मल्लयुद्ध'के 
दाव-पेंच बताये जाते हैं ॥१९--२३३॥ 

आकर्षण, विकर्षण, बाहुमूल, ग्रीवाविपरिवर्त, 
सुदारुण, पृष्ठभङ्ग, पर्यासन, विपर्यास, पशुमार, 
अजाविक, पादप्रहार, आस्फोट, कटिरेचितक, 
गात्राश्लेष, स्कन्धगत, महीव्याजन, उरोललाटघात, 
विस्पष्टकरण, उद्धूठ, आवधूत,  तिर्यङ्मारगगत, 
'गजस्कन्ध, अवक्षेप, अपराङ्मुख, देवमार्ग, अधोमार्ग, 
अमार्गगमनाकुल, यष्टिघात, अवक्षेप, वसुधादारण, 


४८८ 


७ अस्लिपुराण» 


जानुबन्ध, भुजाबन्ध, सुदारुण, गात्रबन्ध, विपृष्ठ, 
सोदक, श्र तथा भुजावेष्टित ॥ २४-२६३४ 

युद्धम कवच धारण करके, असव-शासे सम्पन्न 
हो, हाथी आदि बाहनोपर चढ़कर उपस्थित होना 
चाहिये। हाथीपर उत्तम अङ्कुश धारण किये दो 
'महावत या चालक रहने चाहिये। उनमेंसे एक तो 
हाथीकी गर्दनपर सवार हो और दूसरा उसके 
'कैधेपर। इनके अतिरिक्त सवारोमेँ दो धनुर्धर होने 
चाहिये और दो ख्गधारी॥ ३०-३१॥ 

प्रत्येक रथ और हाथोकी रक्षके लिये तीन- 


तोन घुड्सवार सैनिक रहें तथा घोडेको रक्षाके 
लिये तीन-तौन घनुर्धर पैदल-सैनिक रहने चाहिये। 
घरको रक्षाके लिये चर्म या ढाल लिये रहनेवाले 
ोद्धाकी नियुक्ति करनी चाहिये॥३२॥ 

जो प्रत्येक शस्त्रका उसके आपने मनसे पूजन 
करके “त्रैलोक्योहन-कवच'का पाठ करनेके 
अनन्तर युद्धमें जाता है, वह शत्रुऑपर विजय 
पाता और भूतलकी रक्षा करता है। (पाठान्तरके 
अनुसार शत्रुऑपर विजय पाता और उन्हें विक्षय 
हो मार गिराता है।) ॥३३॥ 


जल अकार आदि आय महामुराणमे “धुका कथन” नामक 
डो सा बावनकाँ अध्या पूरा हुआ २५२॥ 


en 
दो सौ तिरपनवाँ अध्याय 
व्यवहारशास्त्र तथा विविध व्यवहारोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ अब मैं व्यवहारका 
वर्णन करता हूँ, जो नय और अनयका विवेक 
प्रदान करनेवाला है। उसके चार चरण, चार 
स्थान और चार साधन बतलाये गये हैं। वह 
चारका हितकारी, चारमें व्याप्त और चारका कर्ता 
कहा जाता है। वह आठ अङ्ग, अठारह पद, सौ 
शाखा, तीन योनि, दो अभियोग, दो दवार और दो 
गतियोंसे युक्त है॥ १-२६॥ 

धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन--ये 
व्यवहारदर्शनके चार चरण हैं। इनमें उत्तरोत्तर पाद 
पूर्व-पूर्व पादके साधक हैं। इन सबं 'घर्म'का 
आधार सत्य है, 'व्यवहार'का आधार साक्षी 
(गाह) है, "चरित्र पुरुषोके संग्रहपर आधारित 
है और 'शासन' राजाकी आज्ञापर अवलम्बित 
है। साम, दान, दण्ड और भेद--इन चार उपायोंसे 
साध्य होनेके कारण बह "चार साधनाला" है। 
चारों आश्रमोकी रक्षा करनेसे वह “चतुहित' है। 


अभियो, साक्षी, सभासद और राजा-इनमें 
एक-एक चरणसे उसकी स्थिति है--इसलिये उसे 
'चतुरवयापी' माना गया है। वह धर्म, अर्थ, यश 
और लोकप्रियता-इन चारोकी वृद्धि करेवाला 
होने 'चतुष्कारी' कहा जाता है। राजपुरुष, सभासद, 
शास्त्र, गणक, लेखक, सुवर्ण, अग्नि और जल- 
इन आठ अङ्गे युक्त होनेके कारण वह ' अष्टाङ्ग 
है। काम, क्रोध और लोध-इन तीन कारणोंसे 
तुष्यकी इसमें प्रवृत्ति होती है, इसलिये व्यवहारको 
“त्रियोनि' कहा जाता है; क्योंकि ये तीनों ही 
विवाद करनेवाले हैं। अभियोगके दो भेद है 
(१) शङ्काभियोग और (२) तत्वाभियोग। इसी 
दृष्टिसे वह दो अभियोगवाला है। “शङ्का' असत्‌ 
पुलुचोंके संसर्गसे होती है और 'तत्वाभियोग' 
होदा (चिह या प्रमाण) देखनेसे होता है। यह दो 
पक्षोंसे सम्बन्धित होनेके कारण “दो द्वारॉबाला' 
कहा जाता है। इसमें पूर्ववाद' 'पक्ष' और उत्तवाद' 


असोम उरक म ज 
२, अधियोगका प्रतिवाटी या मुले 


५ अध्याय २०३० 


“प्रतिपक्ष कहलाता है। 'भूत' और “छल'-- 
इनका अनुसरण करलेसे यह दो गतियोंसे युर 
माना जाता है॥३-१२॥ 

कैसा ऋण देय है, कैसा ऋण अदेय है- 
कौन दे, किस समय दे, किस प्रकारे दे, ऋण 
देनेकी विधि या पद्धति क्या है तथा उसे लेने या 
बसूल करनेका विधान क्या है? इन सब बातोका 
विचार' “ऋणादान” कहा गया है। जब कोई 
मनुष्य किसीपर विश्वास करके शङ्कारहित होकर 
उसके पास अपना कोई द्रव्य धरोरके तौरपर 
देता है, तब उसे विद्वान्‌ लोग 'निक्षेप' नामक 
व्यवहारपद कहते हैं। जब यणिक्‌ आदि अनेक 
मनुष्य मिलकर सहकारिता या साझेदारीके तौरपर 
कोई कार्य करते हैं तो उसको 'सम्धूयसमुत्थान' 
संक विवादपद यतलाते हैं। यदि कोई मनुष्य 
पहले विधिपूर्वक किसी ड्रव्यका दान देकर पुनः 
उसे रख लेनेको इच्छा को, तो वह 'दतताप्रदानिक' 
नामक विवादपद कहा जाता है। जो सेवा स्वीकार 
करके भी उसका सम्पादन नहीं करता या उपस्थित 
नहीं होता, उसका यह व्यवहार 'अध्युपेत्य 
अशुभ्रूधा' नामक विवादपद होता है। भृत्योंको 
चेतन देने-न-देनेसे सम्बन्ध रखनेवाला विवाद 


“ेतनानपाक्रम' माना गया है। धरोहरमें रखे हुए 
या खोये हुए पराये ट्रव्यको पाकर अथवा चुराकर 
स्बामीके परोक्षमे बेचा जाय तो यह 
“अस्वामिविक्रय' नामक विवादपद है। ददि कोई 
व्यापारी किसी पण्य-द्रव्यका मूल्य लेकर विक्रय 
कर देनेके बाद भी खरीददारको वह द्रव्य नहाँ 
देता है तो उसको *विक्रीयासम्प्रदान' नामक 
विवादपद कहा जाता है। यदि ग्राहक किसी 
वस्तुका मूल्य देकर खरीदनेके बाद उस वस्तुको 
ठीक नहीं समझता, तो उसका यह आचरण 
“क्रीतानुशय' नामक विवादपद कहलाता है। यदि 
ग्राहक या खरीदार मूल्य देकर वस्तुको खरीद 
लेनेके बाद यह समझता है कि यह खरीददारी 
ठीक नहीं है, (आतः बह वस्तु लौटाकर दाम 
वापस लेना चाहता है) तो उसी दिन यदि वह 
लौटा दे तो विक्रेता उसका मूल्य पूरा-पूरा लौटा 
दे, उसमें काट-छाट न करे'॥ १३ -२१॥ 
पाखण्डी और नैगम आदिको स्थितिको 'समय' 
कहते हैं। इससे सम्बद्ध विवादपदको 'समयानपा- 
कर्म" कहा जाता है। ( याज्ञवल्क्यने इसे 'संबिद्‌- 
च्यतिक्रम' नाम दिया है।) क्षेत्र: अधिकारको 
लेकर सेतु, केदार (मेड़) और क्षेत्र सौमाके 


६ शलाक साल प्रक है ९-अलुक कमका ऋच देव है, २-आपुरू ळा ण मेष है, ३-अपुक अधिको 
जा दनका अधिकार है, ४-अपुक सकते ल देख कहे, ५-इस प्रकारले ऋण दिया आता चाहियै- यै धाँच धन (ऋण 
लात) वाको लश करक विचारणीय है और शेष दो काले सके तिदे विचारणीय है - ६-साहुका किस विध द तथा 
७-फिस विधानले उसको बसल को । इक सातो कोको इस सोके स्पष्ट किया ग है। ए में थी इसका इसी क 
उरते हुआ है। इन सब तीके विचको का आह-न होता है, उसे 'ऋादाव' नमक व्यवहारणद सपना चाहिये! 

३ "पति भौ इन इलव लेक पेला हो फ है। कही इस निजे कुछ अधिक बे बीग है, जो इस प्रकार है 

तवे रद्‌ करता म्य मा द त दे चः क्व तप 

ददि जक व माल (प्ले हो दिन न सटका) दूसो दिन सौख वह मु मूसा अ ३ प्रित 
[एना स नेको दे। रगा से दिन लौटाने सो इससे रकम के श द। एके बाट अतु 
समा हो जाता है। फिर को ग्रहकको माल लक ही पढेका 

दल और सिताक्षतकारकी दिने यह नियम बीज आदिले जिन बम्पर लागू होता है। औौज, लोहा, बैल-पोड़े आरि 
आहत, ोगी- सँ आदि रर. दासी, दूध नेली बैँस शक दाल- उसके पतेक्षणका काल अधिक है। यथा--औजढे परीक्षणका 
समय दस हिन सोहे एक हिन, बैल आदिक सच दिन, लके एक स, उ एक मास, दघ दो सै आदिके शन दिन 
तथा सके पतकषणका समय रेख दिला है।इस समरे फर हो ये डोक 5 जँचे को इको लीटाय जा सकता है; अनया नी 
जुने गृह, क्ष आदि सुको दस दसक अंदर हो लाँटनेका आदेश दिया है इसके बाद लौँटानेका अधिकार नही रह जाता है। 


चटने-बढ़नेके विषयमे जो विवाद होता है, वह 
“क्षेत्रज' कहा गया है। जो स्वरी और पुरुषके 
विवाहादिसे सम्बन्धित विवादपद है, उसे “स्त्री- 
पुंस योग' कहते हैं। पुत्रगण पैतृक धनका जो। 
विभाजन करते हैं, विद्वानोंने उसको 'दायभाग' 
नामक व्यवहारपद माना है। बलके अभिमानसे 
जो कर्म सहसा किया जाता है, उसे 'साहस' 
नामक विवादपद बतलाया गया है। किसोके देश, 
जाति एवं कुल आदिपर दोषारोपण करके प्रतिकूल 
अर्थे युक्त व्यग्यपूर्ण वचन कहता 'वाक्‌-ारुष्य' 
माना गया है। दूसरेके शतीरपर हाथ-पैर या आमुधसे 
प्रहार अथवा अग्नि आदिसे आपात करना 'दण्ड- 
पारुष्य' कहलाता है। पासे, भ्र (चमडेकौ पट्टी) 
और शलाका (हाथीदौतकी गोटियों)-से जो क्रीडा 
होती है, उसको “दूत' कहा जाता है। (घोड़े 
आदि) पशुओं और (बटेर आदि) पक्षियोंसे 
होनेवाली क्रीडाको 'प्राणिद्युत' समझना चाहिये। 
राजाकौ आज्ञाका उल्लङ्घन और उसका कार्य न 
करना यह 'प्रकी्णंक' नामक व्यवहारपद जानना 
चाहिये। यह विवादपद राजापर आश्रित है। इस 
प्रकार व्यवहार अठारह पदोंसे युक्त है। इनके भी 
सौ भेद माने गये हैं। भनुष्योंकी क्रियाके भेदसे 
यह सौ शाखाओँवाला कहा जाता है ॥ २२--३९॥| 

राजा क्रोधरहित होकर ज्ञान-सम्फन ब्राह्मणोकि 
साथ व्यवहारका विचार करे और ऐसे मनुष्यको 
सभासद बनाये, जो वेदवेत्ता, लोधरहित और शत्रु 
एवं मित्रको समान दृष्टिसे देखनेवाले हों। यदि 
राजा कार्यवश स्वयं व्यवहारका विचार न कर 
सके तो सभासदाँके साथ विवा ब्राह्मणको नियुकू 
करे। यदि सभासद राग, लोभ या भयसे धर्मशास्त्र  सम्पादनमें समर्थ पुरुषको 'प्तिभू' बनावे अर्थे 


एवं आचारके विरुद्ध कार्य करे, तो राजा प्रत्येक 
सभासदपर अलग-अलग विवादसे दुगुना अर्थदण्ड 
करे। यदि कोई मनुष्य दूसरे द्वारा धर्मशास्त्र 
और समयाचारके विरुद्ध मार्गसे धर्षित किया 
गया हो और वह राजाके समीप आबेदन करे तो 
-उसको "व्यबहार" (पद') कहते हैं। वादीने जो 
निबेदन किया हो, राजा उसको वर्ष, मास, पक्ष, 
(दिन, नाम और जाति आदिसे चिहित करके 
अ्रतिवादीकै सामने लिख ले। (वादीके आवेदन 
या बयानको ' भाषा', 'प्रतिज्ञा' अथवा 'पक्ष' 
कहते हैं।) प्रतिवादी वादीका आवेदन सुनकर 
उसके सामने ही उसका उत्तर लिखाबे। तब 
बादी उसी समय अपने निवेदनका प्रमाण लिखावे । 
निवेदनके प्रमाणित हौ जानेपर वादी जौतता है, 
अन्यथा पराजित हो जाता है॥३२--३७॥ 

इस प्रकार विवादपें चार पाद (अंश')-से 
युक्त व्यवहार दिखाया गया है। जवतक अभियुक्तके 
वर्तमान अभियोगका निर्णय (फैसला) न हो 
जाय, तबतक उसके ऊपर दूसरे अपराधका मामला 
न चलाये। जिसपर किसी दूसरेने अभियोग कर 
दिया हो, उसपर भी कोई वादी दूसरा अभियोग 
न चलाबे। आवेदनके समय जो कुछ कहा गया 
हो, अपने उस कथनके विपरीत (विरुद्ध) कुछ 
न कहे। (हिंसा आदि)-का अपराध बन जाय तो 
पूर्व अभियोगका फैसला होनेके पहले ही मामला 
चलाया जा सकता है॥ ३८-३९॥ 

सभासदोंसहित सभापति या प्राइविवाकको 
चाहिये कि वह वादी और प्रतिवादी दोनोके 
सभी विवादोमें जो निर्णयका कार्य है, उसके 
सम्पादने समर्थ ' बनावे।' अर्थीके 


२, सिका ब्यक सश अङ्ग बलले है। यथा -प्रतिख, उङ, सरद, त-प प्र, विजय एव प्रयोजन 


२. उत्तर चार भेद “सातय, "विषय, "रक 


रथ्या डर वह अच्छा माका गया है, जो एसे 


सर्न सम, न्यस, सदि, प विधे वर्जित कथा सुबोध हो - उसे समझनेके लिये व्याख्या अधवा टौका-टिणी 


ज कसी पड़े 


३. १८घषापद, २-उचर, ३-फरियापाद और ४ सण सिड 
४. तभे अवमे दलन देकर रखकर ति करने हि जसा कि कात्यावनका कचव है- 


अब चेत 


परभ सगत किरः । सरक तसे दघ भृत्वाय वेहनम्‌॥ 


२५३० 


म 
हार लगाये गये अभियोगको यदि | 
अस्वीकार कर दिया और अर्थीने गवाही आदि| 
देकर अपने दावेको पुनः उससे स्वीकार कर| 
लिया, तब प्रत्वर्थी अर्थीको अभियुक्त धन दे 
और दण्डस्वरूप उतना ही धन राजाको भी दे 
यदि अरथी अपने दावेको सिद्ध न कर सका तो| 
स्ववं मिथ्याभियोगी (झूठा मुकदमा चलानेवाला) 
हो गया; उस दशमे वही अभियुक्त थनराशिसे 
दूता धन राजाको अर्पित करे ॥४०-॥ 

हत्या या डकैती-चोरी, वाकपारुष्य (गाली-. 
गलौज), दण्डपारुष्य (निर्दयतापूर्वक की हुईं 
मारपीट), दूध देनेवाली गायके अपहरण, अभिशाप 
(पातकका अभियोग), अत्यय (प्रणयात) एवं 
धनातिपात तथा स्त्ियोके चरित्र-सम्बन्धी विवद 
प्राप्त होनेपर तत्काल अपराधीसे उत्तर माँग, 
बिलम्ब न करे। अन्य प्रकारके विवादोसे उदक 
समय वादी, प्रतिवादी, सभासद्‌ तथा प्राइविवाकको| 
इच्छाके अनुसार रखा जा सकता है॥ ४९ ॥ 

(कुकी पहचान इस प्रकार करे--) अभियोगके| 
तषमे बयान या गवाही देते समय जो एका 
जगहसे दूसरी जगह जाता-आता है, स्थिर नहीं 
रह पाता, दोनों गलफर चाटता है, जिसके भाल- 
देशमें पसौना हुआ करता है, चेहरेका रंग फीका 
पढ़ जाता है, गला सूखनेसे वाणी अटकने लगती। 
है, जो बहुत तथा पूर्वापर-विस्द्ध ते कहा करता| 
है, जो दूसरेकी बातका ठीक-ठीक उत्तर नहीं द| 
पाता और किसीसे दृष्टि नहीं मिला पाता है, जो| 
ओठ रेढे-मेढ़े किया करता है, इस प्रकार जो 
स्वभावसे ही मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया- 
सम्बन्धी विकारको प्राप्त होता है, वह "दट 
कहा गया है॥ ४२-४३ $॥ 

जो संदिग्ध अर्थको, जिसे अधमणने अस्वीकार्य 
कर दिया है, विना किसी साधनके मनमाने ढं 


सिद्ध करोकी चेष्टा करता है तथा जो राजाके| 


जुलानेपर उसके समक्ष कुछ भी नहीं कह पाता है, 
ह भी हीन और दण्डनीय माना गया है॥ ४४६॥ 

दोनों वादियोकि पक्षोके साधक साक्षी मिलने 
सम्भव हो तो पूर्ववादीके साक्षियोंसे ही पूछे, 
अर्थात्‌ उन्हाँकी गवाही ले। जो बादीके उत्तरमें 
यह कहे कि “मैंने बहुत पहले इस क्षेत्रको दामे 
'घाया था और तभीसे यह हमारे उपयोगमें है', 
कही यहाँ पूर्ववादी है; जिसने पहले अभियोग 
दाखिल किया है, वह नहाँ। यदि कोई यह कहे 
कि 'ठीक है कि यह सम्पत्ति इसे दानमें मिली 
थी और इसने इसका उपयोग भी किया है, 
तथापि इसके यहाँसे अमुकने वह क्षेतर-सम्पत्ति 
खरीद ली और उसने पुनः इसे मुझको दे दिया' 
तब पूर्वपक्ष असाध्य होनेके कारण दुर्बल पड़ जाता 
है। ऐसा होनेपर उत्तरवादीके साक्षी ही प्य हैं; 
उनीको गवाही ली जानी चाहिये॥४५ ६॥ 

यदि विवाद किसी शर्तके साथ किया गया 
हो, अर्थात्‌ यदि किसीने कहा हो कि “यदि मैं 
अपना पक्ष सिद्ध न कर सकूँ तो पाँच सौ पण 
अधिक दण्ड दूँगा, तब यदि चह पराजित हो जाय 
तो उसके पूर्वकृत पणरूपी दण्डका धन राजाको 
दिलवावे। परंतु जो अथी धनी है, उसे राजा विवादका 
आस्पदभूत धन ही दिलवावे'॥ ४६६॥ 

राजा छल छोड़कर वास्तविकताका आश्रय ले 
व्ययहाराँका अन्तिम निर्णय करे। यथार्थ वस्तु 
भी यदि लेखबद्ध न हुई हो तो व्यवहारमें वह 
पराजयका कारण यनती है। सुवर्ण, रजत और 
वस्त्र आदि अनेक बसु अर्थे द्वार अभियोग 
पत्रमे लिखा दी गवी हैं, परंतु प्रत्यर्थी उन सबको 
अस्वीकार कर देता है, उस दशामें यदि साक्षी 
आदिके प्रमाणसे एक वस्तुको भी प्रत्यथनि स्वीकार 
'कर लिया, तय राजा उससे अभियोग-पत्रमें लिखित 
सारी वस्तुएँ दिलवाये। यदि कोई वस्तु पहले 
नहीं लिखायी गयौ और बादमें उसकी भी 


= अस्लियुराण- 


वस्तुसूचीमेँ चर्चा की गयी हो तो उसको राजा 
नहीं दिलवाबे। यदि दो स्मृतियों अथवा धर्मशास्त्र- 
'वचनोंमें परस्पर विरोधकी प्रतीति होती हो तो 
स विरोधको दूर सेके लिये विषय -व्यवस्थापना 
आदियें उत्सर्गापवाद-लक्षण न्यायको बलवान्‌ | 
समझता चाहिये। एक वाक्य उत्सर्ग या सामान्य 
है और दूसरा अपवाद आधवा विशेष है, अतः 
अपवाद उत्सर्गका बाधक हो जाता है। उस न्यायकी 
तीति कैसे होगी ? व्यवहारसे । अन्वय-व्यतिरिक- 
लक्षण जो वृद्धव्यवहार है, उससे उक्त न्यायका 
अवगमन हो जायगा। इस कथनका भी अपवाद 
है। अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्रे वचनोमे विरोध 
होनेपर आरास धर्मशास्त्र ही बलवान्‌ है; यह 
ऋषि-मुनियोकी बाँध मर्यादा है॥४७-४९६॥ 

(अर्थी या वादी पुरुष सप्रमाण अभियोग-पत्र 
उपस्थित को, यह बात पहले कहो गयी है।| 
प्रमाण दो प्रकारका होता है--' मालुष-प्रमाण' और 
*दैविक-प्रमाण'। 'मानुष-प्रमाण” तीन प्रकारका 
होता है, वही यहाँ बताया जाता है--) लिखित, 
भुक्ति और साक्षौ--ये तीन 'मानुष-प्रमाण' कहे 
गये हैं। (लिखितके दो भेद है-'शासन' और 
“चौरक'। 'शासन'का सक्षण पहले कहा गया है 
और 'चौरक ' का आगे बताया जायगा।) “भुक्ति'का 
अर्थ है -उपभोग (कब्जा)। (साक्षियोके स्वरूप- 
परकार आगे बताये जाय!) यदि मानुष-प्रमाणके 
इन तीनों भेदोमेंसे एकको भी उपलब्धि न हो तो 
आगे बताये जानेवाले दिव्य प्रमाणोमेंसे किसो 
एकको ग्रहण करना आवश्यक बताया जाता 
है॥५०६॥ 

'ऋण आदि समस्त विवादं उतर क्रिया बलवती 
मानी गयी है। यदि उत्तर क्रिया सिद्ध कर दी 
गयी तो उत्तरवादी विजयो होता है और पूर्ववादी 
अपना पक्ष सिद्ध कर चुका हो तो भौ वह हार 
जाता है। जैसे किसीने सिद्ध कर दिया कि 'अमुकने 


मुझसे सौ रुपये लिये हैं; अत: वह उतने रुपयोंका 
देनदार है! तथापि लेनेवाला यदि यह जवाब 
लगा दे कि “मैंने लिया अवश्य था, किंतु अमुक 
तिथिको सारे रुपये लौटा दिये थे' और यदि 
उत्तरदाता प्रमाणसे अपना यह कथन सिद्ध कर दे, 
चो अर्था या पूर्ववादी पराजित हो जाता है; परंतु 
*आधि' (किसी वस्तुको गिरवी रखने), प्रतिग्रह 
लेने अथवा खरीदने पूर्वक्रिया ही प्रबल होती 
है। जैसे किसी खेतको उसके मालिकने किसी 
धनीके यहाँ गिरवी रखकर उससे कुछ रुपये ले 
'लिये। फिर उसी खेतको दूसरेसे भी रुपये लेकर 
उसने उसके यहाँ गिरी रख दिया, ऐसे मामलोंमें 
जहाँ पहले खेतको गिरवी रखा है, उसीका सवत्व 
अबल माना जायगा, दूसंरेका नहीं॥५१६॥ 

यदि भूमि-स्वामोके देखते हुए कोई दूसरा 
उसको भूमिका उपभोग करता है और वह कुछ 
जहाँ बोलता तो बीस वर्षोतक ऐसा होनेपर वह 
भूमि उसके हाथसे निकल जाती है। इसी प्रकार 
हाचो, घोड़े आदि धनका कोई दस वर्षतक उपभोग 
करे और स्वामी कुछ न बोले तो बह उपभोक्ता 
हौ उस धनका स्वामी हो जाता है, पहलेके स्वामीको 
उस धनसे हाथ धोना पढ़ता है॥५२६॥ 

आधि, सीमा और निक्षेप-सम्बन्धी धनको, 
जड़ और बालकोंके धनको तथा उपनिधि, राजा, 
स्त्री एवं श्रोत्रिय ब्राहाणोंके धनको छोड़कर ही 
पॉ नियम लागू होता है, अर्थात्‌ इनके धनका 
उपभोग कस्लेपर भी कोई उस धनका स्वामी नहीं 
हो सकता। आधिसे लेकर श्रोजिय-पर्वनत धनका 
चिस्कालसे उपभोगके बलपर अपहरण करनेवाले 
पुसे उस विवादास्पद धनको लेकर राजा धनके 
असली स्वामीको दिलवा दे और अपहरण 
'करनेवालेसे उस धनके बराबर हो दण्डस्वरूप 
धन राजाको दिलवाया जाय। अथवा अपहरणकर्ताकी 
कतके अनुसार अधिक या कम धन भी दण्डके 


अयाय २५३ 


रूपमें लिया जाय। स्वत्वका हेतुभूत जो प्रतिग्रह 
और क्रय आदि है, उसको “आगम' कहते हैं। 
'चह 'आगम' भोगकी अपेक्षा भी अधिक प्रबल 
माना गया है। स्वत्वका बोध करानेके लिये 
आगमसापेक्ष भोग ही प्रमाण है। परंतु पिता, 
(पितामह आदिके क्रमसे जिस धनका उपभोग 
चला आ रहा है, उसको छोड़कर अन्य प्रकारके 
'उपभोगमें ही आगमको प्रबलता है; पूर्व-परम्परा- 
रापत भोग तो आगमसे भी प्रबल है; परंतु जहाँ 
थोड़ा-सा भी उपभोग नहीं है, उस आगममें भौ 
कोई बल नहा है॥५३-५५६॥ 

विशुद्ध आगमसे भोग प्रमाणित होता है। जहाँ 
बिशुद्ध आगम नहीं है, वह भोग प्रमाणभूत नहीं 
होता है। जिस पुरुषने भूमि आदिका आगम 
(अर्जन) किया है, यही ' कहाँे तुम्हें क्षेत्र आदिको 
राप्ति हुई'--यह पूछे जानेपर लिखिताद प्रमाण 
आगम (प्रतिग्रह आदि जनित अर्जन)-का उद्धार 
(साधन) करे। (अन्यथा वह दण्डका भागी होता 
है।) उसके पुत्र अथवा पत्रको आगमके उद्धारको 
आवश्यकता नहीं है। वह केवल भोग प्रमाणित 
करे। उसके स्वत्वकी सिद्धिके लिये परम्परागत 
भोग ही प्रमाण है॥ ५६-५७१-॥ 

जो अभियुक्त व्यवहारका निर्णय होनेसे पहले 
ही परलोकवासी हो जाय, उसके धनके उत्तराधिकारी 
पुत्र आदि हौ लिखितादि परमणोरा उसके 
धनागमका उद्धार (साधन) करें; क्योंकि उस 
व्यवहार (मामले)-में आगमके बिना केवल भोग 
प्रमाण नहीं हो सकता॥५८६॥ 

जो मामले बलात्कारसे अथवा भय आदि 
उपाधके कारण चलाये गये हों, उन्हें लौटा दे। 
इसी प्रकार जिसे केवल स्त्रीने चलाया हो, जो 
रमं प्रस्तुत किया गया हो, घरके भीतर घटित 
'घटनासे सम्बद्ध हो अथवा गाँव आदिके बाहर 
निर्जन स्थानमें किया गया हो तया किसी शके 


अपने ट्रेषपात्रपर कोई अभियोग लगाया हो-इस 
'तरहके व्यवहारोंको न्यायालयमें विचारके लिये न 
ले-लौटा दे॥५९६॥ 

(अब यह बताते हैं कि किनका चलाया हुआ 
अभियोग सिद्ध नहीं होता-)जो मादक द्रव्य 
पकर मत हो गया हो, वात, पित्त, कफ, सन्निपात 
अथवा ग्रहावेशके कारण उन्मत्त हो, रोग आदिसे 
पाडत हो, इष्टके वियोग अथवा अनिष्टको परापे 
डुःखमग्र हो, नाबालिग हो और शत्रु आदिसे डरा 
हुआ हो, ऐसे लोगोट्वारा चलाया हुआ व्यवहार 
* असिद्ध माना गया है। जिनका अभियुक्त-वस्तुसे 
कोई सम्बन्ध न हो, ऐसे लोगोंका चलाया हुआ 
व्यवहार भी सिद्ध नहीँ होता (विचारणीय नहाँ 
समझा जाता) ॥ ६० ३॥ 

यदि किसीका चोरोंड्रारा अपहत सुवर्ण आदि 
घन शौल्किक (टैक्स लेनेवाले) तथा स्थानपाल 
आदि राजकर्मचारियोंको प्राप्त हो जाय और राजाको 
समर्पित किया जाय तो राजा उसके स्वामी 
धनाधिकारीको वह धन लौटा दे। यह तभी 
करा चाहिये, जब धनका स्वामी खोयी हुई 
वस्तुके रूप, रंग और संख्या आदि चिह बताकर 
उसपर अपना स्वत्व सिद्ध कर सके। यदि यह 
चिहाँद्वारा उस धनको अपना सिद्ध न कर सके 
तो मिथ्यावादी होनेके कारण उससे उतना हौ धन 
दण्डके रूपमे वसूल करना चाहिये॥ ६१६ ॥ 

राजाको चाहिये कि वह चोरोद्वारा चुराया 
हुआ द्रव्य उसके अधिकारी राज्यके नागरिकको 
लौटा दे। यदि वह नहीं लौटाता है तो जिसका 
बह धन है, उसका सागा पाप राजा अपने ऊपर 
ले लेता है॥६२॥ 

(अब ऋषणादान-सम्बन्धी व्यवहारपर विचार 
कसते है) यदि कोई वस्तु बन्धक रखकर ऋण 
लिया जाय तो ऋणमें लिये हुए धनका 2; भाग 
अतिमास॒ ब्याज धर्मसंगत होता है; अन्यथा 


बन्धकरहित ऋण देनेपर ्राह्मणादि वाक मसे 
प्रतिशत कुछ-कुछ अधिक व्याज लेना भी धर्मसम्मत 
है। अर्थात्‌ ब्राहाणसे जितना ले क्षत्रियसे, वैश्यसे 
और चसे क्रमशः उससे कुछ-कुछ अधिक प्रतिशत 
सूद या वृद्धिकी रकम ली जा सकती है॥६३॥ 

ऋणके रूपर्मे प्रयुक्त मादा पशुओकि लिये 
बृढिके रूपमे उसकी संतति हो प्राह्म है। तेल, 
ची आदि रसद्रव्य किसीके यहाँ चिरकालतक रह 
गया और बीचमें यदि उसकी वृद्धि (सूद 
वृद्धिकी रकम) नहीं ली गयी तो वह बढ़ते- 
बढ़ते आठगुनातक हो सकती है। इससे आगे 
उसपर वृद्धि नहीं लगायी जाती। इसी प्रकार 
बस्तर, धानय तथा सुवर्ण-इनकी क्रमश: चौगनी, 
तिगुनी और दुगुनीतक वृद्धि हो सकती है, इससे 
आगे नहीं॥ ६४॥ 

व्यापारके लिये दुर्म चनप्रदेशको लॉपकर 
यात्रा करनेवाले लोग ऋणदाताकों दस प्रतिशत 


शर परकार आदि आर महापुशणये 


ब्याज दें और जो समुद्रकी यात्रा कसनेवाले हैं, वे 
बीस प्रतिशत वृद्धि प्रदान करें। अथवा सभी 
णके लोग अबन्धक या सबन्धक ऋणमें अपने 
(लवे धनके स्वामीद्वात नियत की हुई वृद्धि सभी 
जातियोकि लिये दें ॥६५॥ 

ऋण लेनेवाले पुरुषने पहले जो धन लिया है 
और जो साक्षी आदिके द्वार प्रमाणित है, उसको 
बसूल करनेवाला धनी राजाके लिये वाच्य 
(निवारणीय) नहीं होता; अर्थात्‌ राजा उस न्यायसंगत 
धनको वसूल करनेसे उस ऋणदाताको न रोके। 
(यदि बह अप्रमाणित या अदत धनकी वसूली 
करता है तो वह अवश्य राजाके दवारा निवारणीय 
है।) जो पूर्वोक्त रूपसे न्यायसंगत धनकी बसूली 
करेपर भी ऋणदाताके विरुद्ध शिकायत लेकर 
राजाके पास जाय, वह राजाके द्वारा दण्ड पानके 
योग्य है। राजा उससे चह धन अवश्य 
दिलवावे॥ ६६ ॥ 
“जावाहारकथत ' नामक 


हो सँ तिप अध्याय पूरा हुआ २५२० 


दो सौ चौबनवां 


नवाँ अध्याय 


ऋणादान तथा उपनिधि-सम्बन्धी विचार 


अग्निदेव कहते है वि । यदि ऋण लेनेवाले 
पुरुषके अनेक ऋणदाता साहु हों और वे सब 
के-सव एक ही जातके हं तो राजा उं ग्रहणक्रमके 
अनुसार ऋण लेनेवालेसे धन दिलवावे। अर्थात्‌ | 
जिस धनीने पहले ऋण दिया हो, उसे पहले और 
जिसने बादमें दिया हो, उसे बादमें ऋणग्राहो पुरुष 
ऋण लौटाये। यदि ऋणदाता धनी अनेक जातिके 
हों तो ऋणग्राहौ पुरुष सबसे पहले ब्राह्मण-घनोको 
धन देकर उसके बाद क्षत्रिय आदिको देय-धन 
अर्पित करे। राजाको चाहिये कि वह ऋण लेनेवालेसे 
उसके द्वारा गृहीत धनके प्रमाणद्वारा सिद्ध हो 


करे तथा जिसने अपना धन वसूल कर लिया है, 
उस ऋणदाता पुरुषसे पाँच प्रतिशत धन ग्रहण कर 
ले और उस धनको न्यायालयके कर्मचारियोंके 
भरण-पोषणमे लगाबे॥१-२॥ 

यदि ऋण लेनेबाला पुरुष ऋणदाताकी अपेक्षा 
होन जातिका हो और निर्धन होनेके कारण ऋणको 
अदायगी न कर सके, तब ऋणदाता उससे उसके 
अनुरूप कोई काम कर ले और इस प्रकार उस 
ऋणका भुगतान कर ले। यदि ऋण लेनेवाला 
ज्राहाण हो और वह भौ निर्धन हो गया हो तो 
उससे कोई काम न लेकर उसे अवसर देना 


जानेपर दस प्रतिशत धन दण्डके रूपमें वसूल 


चाहिये और धोरे-धौरे जैसे-जैसे उसके पास 


५ अध्याय २०४० 


४२५ 


डमर 


आय हो, वैसे-वैसे (उसके कुटुम्बको कष्ट दिये 
बिना) ऋणकी वसूली करे। जो वृद्धिके लिये 
ऋणके रूपमे दिये हुए आपने धनको लोभवश 
ऋणप्राहौके लौटानेपर भी नहीं लेता है, उसके 
देय-धनको यदि किसी मध्यस्थके यहाँ रख दिया 
जाय तो उस दिनसे उसपर वृद्धि नहीं होती- 
ब्याज नहीं बढ्ता; परन्तु उस रखे हुए धनको भी 
ऋणदाताके माँगनेपर न दिया जाय तो उसपर 
पूर्ववत्‌ व्याज बढ़ता हो रहता है॥ ३-४॥ 
दूसंरेका द्रव्य जब खरीद आदिके बिना ही 
अपने अभिकाम आता है तो उसे 'रिक्थ' कहते 
हैं। विभागद्वारा जो उस रिक्‍्यको ग्रहण करता है, 
जह 'रिक्थग्राह' कहलाता है। जो जिसके ड्रव्यको 
रिक्थके रूपमे ग्रहण करता है, उसीसे उसके 
ऋणको भी दिलवाया जाना चाहिये। उसो तरह 
जो जिसको स्त्रीको ग्रहण करता है, वही उसका 
ऋण भी दे। रिक्थ- धनका स्वामी यदि प्रहीन है 
तो उसका ऋण वह कृत्रिम पुत्र चुकावे, जो 
एकमात्र उसीके धनपर जीवन-निर्वाह करता है। 
संयुक्त परिवारमे समूचे कुटुम्बके भरण-पोषणके 
लिये एक साथ रहनेवाले बहुत-से लोगोंने या 
उस कुढुम्बके एक-एक व्यक्तिने जो ऋण लिया 
हो, उसे उस कुटुम्बका मालिक दे। यदि यह मर 
गया या परदेश चला गया तो उसके धनके भागीदार 
सभी लोग मिलकर यह ऋण चुकार्वे। पतिके 
किये हुए ऋणको स्त्री न दे, पुत्रके किये हुए 
ऋणको माता न दे, पिता भौ न दे तथा सत्रे 
ड्वारा किये गये ऋणको पति न दे; किंतु यह 
'नियम समूचे कुटुम्बके भरण-पोषणके लिये किये 
गये ऋणपर लागू नहीं होता है। ग्वाले, शराब 
अनानेवाले, नट, धोबी तथा व्याधकी स्त्रियोंने जो 
ऋण लिया हो, उसे उनके पति अवश्य दें; क्योकि 
उनकी वृत्ति (जीविका) उन स्त्रियोंके हो अधीन 
होती है। यदि पति मुमूर्षो या परदेश जानेवाला 


हो, उसके द्वारा नियुक्त स्त्रेने जो ऋण लिया हो, 
वह भौ यद्यपि पतिका हो किया हुआ ऋण है, 
तथापि उसे पत्नीको चुकाना होगा; अथवा पतिके 
साथ रहकर भायनि जो ऋण किया हो, वह भी 
पति और परके अभावमें उस भार्याको हो चुकाना 
होगा; जो ऋण सत्रे स्वयं किया हो, उसको 
देनदार तो यह है हो। इसके सिवा दूसरे किसी 
प्रकारके पतिकृत ऋणको चुकानेका भार सत्रप 
कहीं है॥५--९॥ 

यदि पिता ऋण करके बहुत दूर परदेशमें 
चला गया, मर गया अथवा किसी बड़े भारी 
संकटमें फैंस गया तो उसके ऋणको पुत्र और 
चौत्र चुकार्वे। (पताके अभावमे पुत्र और पुत्रके 
अभाव पौत्र उस ऋणकी अदायगी करे।) यदि 
चे अस्वीकार करें तो अथ न्यायालयमें अभियोग 
उपस्थित करके साक्षी आदिके द्वारा उस ऋणकी 
यथार्थता प्रमाणित कर दे। उस ददाम तो पुर 
पौत्रांको वह ऋण देना ही पड़ेगा। जो ऋण शराब 
जौनेके लिये लिया गया हो, परस्त्ी-लम्पटताके 
कारण कामभोगके लिये किया गया हो, जूएमें 
हारनेपर जो ऋण लिया गया हो, जो धन दण्ड 
और शुल्कका शेष रह गया हो तथा जो व्यर्थका 
दान हो, अर्थात्‌ भूतो और नट आदिको देनेके 
लिये किया गया हो, इस तरहके पैतृक ऋणको 
पुत्र कदापि न दे। भाइयोकि, पति-पतीके तथा 
पिता-पुत्रके अविभक्त थमं 'प्रातिभाव्य' ऋण 
और साक्ष्य नहीं माना गया है॥ २: 

विश्वासके लिये किसी दूसरे पुरुषके साथ जो 
समय-शर्त या मर्यादा निश्चित की जाती है, 
उसका नाम है--'प्रातिभाव्य'। वह विषय-भेदसे 
लोन प्रकारका होता है। जैसे--( ६) दर्शनविषयक 
जजतिभाव्य। अर्थात्‌ कोई दूस पुरुष यह उत्तरदायित्व 
ले कि जब-जब आवश्यकता होगी, तब-तब इस 
व्यक्तिको मैं न्वायालवके सामने उपस्थित कर 


+ अलिपुराण- 


मनम 


दूँगा अर्थात्‌ दिखाउँगा -हाजिर कर: 
प्रतिभू' को आजकलकी भाषामें 'हाजिर-जामिन' 
कहते हैं।) (२) प्रत्ययविषयक प्रातिभाव्य प्य 
कहते हैं विश्वासको ' विश्वास-प्रतिभू' को 'विश्वास- 
'जामिन' कहा जाता है। जैसे कोई कहे कि आप 
मेरै विश्वासपर इसको धन दोजिये, यह आपको 
ठगेगा नहीं; क्योंकि यह अमुकका बेटा है। इसके 
'पास उपजाऊ भूमि है और इसके अधिकारमें एक | 
'बड़ा-सा गाँव भी है' इत्यादि। (३) दानविषयक | 
प्रातिभाव्य। 'दान-प्रतिभू'को 'माल-जामिन' कहते 
हैं। 'दान-प्रतिभू' यह जिम्मेदारी लेता है कि 
“यदि यह लिया हुआ धन नहीं देगा तो मैं स्वयं 
ही अपने पाससे दूँगा'--इत्यादि। इस प्रकार दर्शन 
(उपस्थिति), प्रत्यय (विश्वास) तथा दान (वसूली)- 
के लिये प्रातिभाव्य किया जाता है--जामिन देनेकी 
आवश्यकता पढ़ती है। इनमेंसे प्रथम दो, अर्थात्‌ 
“दर्शन प्रतिभू' और 'विश्वास- प्रतिभू'--इतकी बात 
झूठी होनेपर, स्वयं धनी ऋण चुकानेके लिये 
विवश है, अर्थात्‌ राजा उनसे धनीको वह धन 
अवश्य दिलवावे; परंतु जो तीसरा 'दान-प्रतिभू" 
है, उसकी यात झूठी होनेपर वह स्वयं तो उस 
धनको लौटानेका अधिकारी है ही, किंतु यदि 
बह बिना लौटाये ही विलुप्त हो जाय तो उसके 
पुत्रोंसे भी उस धनक वसूली की जा सकती है। 
जहाँ “दर्शन-प्रतिभू' अथवा 'विश्वास-प्रतिभू' 
परलोकवासी हो जायें, वहाँ उनके पुत्र उनके 
दिलाये हुए ऋणको न दें; परंतु जो स्वयं लौटा 
देनेके लिये जिम्मेदारी ले चुका है, वह 'दान- 
अतिभू' यदि मर जाय तो उसके पुत्र अवश्य 
उसके दिलाये हुए ऋणको दें। यदि एक हो 
धनको दिलानेके लिये बहुत-से प्रतिभू (जामिनदार). 
बन गये हों, तो उस धनके न मिलनेपर बे सभी 
उस ऋणको बाँटकर अपने-अपने अंशसे चुकावें। 
यदि सभी प्रतिभू एक-से ही हों, अर्थात्‌ जैसे 


ऋणग्राहो सम्पूर्ण धन लौटानेको उद्यत रहा है, 
उसी प्रकार प्रत्येक प्रतिभू यदि सम्पूर्ण धन लौटानेके 
लिये ग्रतिज्ञाबद्ध हो तो धनी पुरुष अपनी रुचिके 
अनुसार उनमेंसे किसी एकसे हौ अपना सारा धन 
वसूल कर सकता है। ऋण देनेवाले धनीके द्वारा 
दबाये जानेपर प्रतिभू राजाके आदेशसे सबके 
सामने उस धनीको जो धन देता है, उससे दूना 
धन ऋण लेनेवाले लोग उस प्रतिभूको 
लौटावें ॥ १३-९६ ॥ 

मादा पशुओंको यदि ऋणके रूपमें दिया गया 
हो तो उस धनको वृद्धिके रूपमे केवल उनकी 
संतति लो जा सकती है। धान्यकी अधिक-से- 
अधिक वृद्धि तीनगुनेतक मानी गयी है। बस्तर 
बृदिके रमसे बढ्ता हुआ चौगुना तथा रस (घी, 
तेल आदि) अधिक-से-अधिक आठगुनातक 
हो सकता है। यदि कोई वस्तु बन्धक रखकर 
ऋण लिया गया हो और उस ऋणकी रकम 
याजके द्वारा बढ्ते-बढ्ते दूनी हो गयी हो, उस 
दशामे भी ऋणग्राही यदि सारा धन लौटाकर उस 
वस्तुको छुड़ा नहँ लेता है, तो वह वस्तु नष्ट हो 
जाती है--उसके हाथसे निकलकर ऋणदाताको 
अपनी वस्तु हो जाती है। जो धन समय-विशेषपर 
'लौटानेकी शर्तपर लिया जाता है और उसके लिये 
कोई जेवर आदि बन्धक रखा जाता है, वह समय 
जीत जानेपर वह बन्धक नष्ट हो जाता है, फिर 
आपस नहीं मिलता। परंतु जिसका फलमात्र भोगनेके 
योग्य होता है, वह बगीचा या खेत आदि 
बन्धकके रूपमे रखा गया हो तो वह कभी नष्ट 
नहीँ होता; उसपर मालिकका स्वत्व बना ही 
रहता है॥ १७-१८॥ 

यदि कोई गोपनीय आधि (बन्धकमें रखो 
हुई वस्तु-ताँबेको कराही आदि) ऋणदाताके 
उपभोगे आये तो उसपर दिये हुए धनके लिये 
ब्याज नहीं लगाया जा सकता। यदि बन्धकमे 


५ अध्याय २०४० 


कोई उपकार प्राणी (बैल आदि) रखा गया हो 
और उसके काम लेकर उसकी शक्ति क्षीण कर 
दी गयी हो तो उसपर दिये गये ऋणके ऊपर 
वृद्धि नहीं जोड़ी जा सकती। यदि बन्धको 
बस्तु नष्ट हो जाय-टूट-फूट जाय तो उसे ठीक 
कराकर लौटाना चाहिये और यदि वह सर्वथा 
विलुप्त (नष्ट) हो जाय तो उसके लिये भी उचित 
मूल्य आदि देना चाहिये। यदि दैव अथवा राजाके 
प्रकोपसे बह वस्तु न्ट हुई हो तो उसपर उक्त 
नियम लागू नहीं होता। उस दशामें ऋणग्ाही 
धनीको वृद्धिसहित धन लौटाये अथवा वृद्धि 
रोकनेके लिये दूसरी कोई वस्तु बन्धक रखे। 
'आधि' चाहे गोष्य हो या भोग्य, उसके 
स्वीकार (उपभोग) -मात्रसे आधि-प्रहणकी सिद्धि 
हो जाती है। उस आधिकी प्रयत्पूर्वक रक्षा 
'करलेपर भी यदि वह कालवश निस्सार हो जाय 
वृद्धिसहित मूलधनके लिये प्याह न रह जाय तो 
ऋणग्राहोको दूसरी कोई वस्तु आधिके रूपमे 
रखनी चाहिये अधवा धनीको उसका धन लौटा 
देना चाहिये॥ १९-२० ॥ 

सदाचारको ही बन्धक मानकर उसके द्वारा 
जो द्रब्य अपने या दूरके अधीन किया जाता है, 
उसको ' चरित्र-वन्धककृत' धन कहते हैं*। ऐसे 
धनको त्राणप्राही वृद्धिसहित धनीको लौटावे या 
राजा ऋणग्राहीसे धनीको वृद्धिसहित वह धन 
'दिलवाये। यदि 'सत्यङ्कारकृत' द्रव्य यन्धक रखा 
गया हो तो धनीको द्विगुण धन लौटाना चाहिये। 
तात्पर्य यह कि यदि बन्धक रखते समय ही यह 
बात कह दी गयी हो कि “ऋणकी रकम बढ्ते- 
बढ़ते दूनी हो जाय तो भी मैं दून द्रव्य ही दूँगा। 
मेरी बन्धक रखी हुई वस्तुपर धनीका अधिकार 


जहाँ होगा'-इस शर्तके साथ जो ऋण लिया गया 
हो बह “सत्यड्टारकृत' दव्य कहलाता है। इसका 
एक दूसरा स्वरूप भी है। क्रव-विक्रव आदिकी 
व्यवस्था (मयादा) -के निर्वाहे लिये जो दूसरेके 
हाथमे कोई आभूषण इस शर्तके साथ समर्पित 
किया जाता है कि व्यवस्था-भङ्ग करनेपर दुगुना 
धन देना होगा, उस दशामें जिसने वह भूषण 
अर्पित किया है, यदि वही व्यवस्था भङ्ग करे तो 
उसे वह भूषण सदाके लिये छोड़ देना पढेगा। 
दि दूसरी ओरसे व्यवस्था भङ्ग को गयी तो उसे 
उस भूषणको द्विगुण करके लौटाना होगा। यह 
भौ 'सत्वङ्कारकृत' ही द्रव्य है। यदि धन देकर 
बन्धक छुड़ानेके लिये ऋणप्राही उपस्थित हो तो 
धनदाताको चाहिये कि वह उसका बन्धक लौटा 
दे। यदि सूदके लोभसे वह बन्धक लौटानेमें 
आनाकानी करता या विलम्ब लगाता है तो वह 
चोरको भाँति दण्डनीय है। यदि धन देनेवाला 
कहीं दूर चला गया हो तो उसके कुलके किसी 
विश्वसनीय व्यक्तिके हाथमें वृद्धिसहित मूलधन 
रखकर ऋणप्राहो अपना बन्धक वापस ले सकता 
है। अथवा उस समयतक उस बन्धकको छुड़ानेका 
जो मूल्य हो, वह निश्चित करके उस बन्धकको 
धनीके लौटनेतक उसीके यहाँ रहने दे, उस दशाम 
उस धनपर आगे कोई वृद्धि नहीँ लगायी जा 
सकतो। यदि ऋणग्राही दूर चला गया हो 
और नियत समयतक न लौटे तो धनी ऋणग्राहौके 
विश्वसनीय पुरुषों और गवाहोंके साथ उस बन्धकको 
बेचकर अपना प्राप्तव्य धन ले ले (यादि पहले 
बताये अनुसार ऋण लेते समय ही केवल द्रव्य 
लौटानेकी शर्त हो गयी हो, तब बन्धकको नहीं 
बेचा या नष्ट किया जा सकता है)। जव किया 


2 उसे पे मा रानि हो सागको बहुल अधिक मू उ उसके य बक रर ल्य को ऋण लेता 
ह, उसे यह विशास है कि भनी यती ममल दु नट नह के; उसी प्रकार व्क सावर विश्वास रखकर धनी स्वत्य 
जलय थल बन्धक रत लेकर अधिक घन जे दे देक है. अघमा कुछ भौ कनक ज रखकर प्ल ऋण दे देता है, थे 


सब "चवकृत धनकी जीने आले हैं। 


(३465 शिक जाकर 


हुआ ऋण अपनी वृद्धिके क्रमसे दूना होकर 
आधिपर चढ़ जाय और धनिकको आधिसे दूना 
धन प्राप्त हो गया हो तो वह आधिको छोड़ दे। 
(ऋणग्राहीको लौटा दे)॥ २१--२४॥ 
'उपनिधि-प्रकरण'--यदि निक्षेप-द्व्यके 
आधारभूत वासन या पेटी आदियें धरोहरको 
वस्तु रखकर उसे सौल-मोहरसहित बन्द करके 
वस्तुका स्वरूप या संख्या बताये बिना ही विश्वास 
करके किसी दूसरेके हाथमें रषे लिये उसे 
दिया जाता है तो उसे “उपनिधि-द्रव्य' कहते हैं। 
उसे स्थापकके माँगनेपर ज्यो-का-त्योँ लौटा देना 
'चाहिये'। यदि उपनिधिकी वस्तु राजाने बलपूर्वक 
ले ली हो या दैवी बाधा (आग लगने आदि)-से 
नष्ट हुई हो, अथवा उसे चोर चुरा ले गये हों तो 
जिसके यहाँ वह वस्तु रखी गयी थी, उसको 
वह वस्तु देने या लौटनेके लिये बाध्य नहीं 


किया जा सकता। यदि स्वामीने उस वस्तुको 
माँगा हो और धरोहर रखनेवालेने नहीं दिया हो, 
उस दशामें यदि राजा आदिकी बाधासे उस वस्तुका 
नास हुआ हो तो रखनेवाला उस वस्तुके अनुरूप 
मूल्य मालधनीको देनेके लिये विवश किया जा 
सकता है और राजाको उससे उतना ही दण्ड 
दिलाया जाय। जो मालधनीकी अनुमति लिये 
बिना स्वेच्छासे उपनिधिकी वस्तुको भोगता या 
उससे व्यापार करता है, वह दण्डनीय है। यदि 
उसने उस वस्तुका उपभोग किया है तो वह 
'सूदसहित उस वस्तुको लौटाये और यदि व्यापारमें 
लगाकर लाभ उठाया है तो लाभसहित वह वस्तु 
'मालधनीको लौटाये और उतना ही दण्ड राजाको 
दे। याचित', अन्वाहित', न्यास" और निक्षेप, 
आदिमे यह उपनिधि-सम्बन्धी विधान ही लागू 
होता है॥ २५-२८॥ 


इस अकार आदि आशोक महापु “व्यवहारका कथन" नामक 
दो सौ चौंकार्ता अध्याय पूरा हुआ २५४४ 


दो सौ पचपनवाँ अध्याय 
साक्षी, लेखा तथा दिव्यप्रमाणोंके विषयमें विवेचन 


“साकी प्रकरण 
अग्रिदेव कहते हैं-- बसि! तपस्वी, कुलौन, 
दानशील, सत्यवादी, कोमलहदय, धर्मत्म, पुख्युक, 
धनी, पञ्चयज्ञ आदि वैदिक क्रियाओंसे युक्त अपनी 
जाति और वरके पाँच या तीन साक्षी होने चाहिये। 


अथवा सभी मनुष्य सबके साक्षी हो सकते हैं; | (भित्र या सगे-सम्बन्धी), 


किंतु स्त्री, बालक, वृद्ध, जुआरी, म (शराब 
आदि पीकर मतयाला), उन्मत्त (भूत या ग्रहके 
आवेशसे यु), अभिशस्त (पातकी), रंगपशपर 
उतललेवाला चरण, पाखण्डी, कूटकारी (जालसाज), 
विकलेन्द्रिय (अंधा, बहरा आदि), पतित, आपत 
अर्थ-सम्बन्धी 


(९, जो कलत किए नो ज स्वल बढे खोल, जहा करे परह रयो जात है, उसे उप समको और जो मकर, 
दिखाकर रजो जाती है, उसे "निक्षेप साना जाता है। जैसा कि कटका बचत है 
असँखमातयविजा्त समुरं रि । तरु लिखे गचित विट: ॥' 
२. विवाह आदि उतो के तरप माँगकर लाये हुए यस्त और आधूषण आदिको 'याचित' कहते हैं 
3. एकके हाप रकी हुई वस्तुको नहँ लेकर दू हाय सजी आय खो उसे 'अन्याहित' कहे हैं। 
(४. भे मालिकको परो हो धरकालोके हाचे जो धरोहरको त॒ यह कहकर दी जती है कि गृहस्वामीके आनेपर उ 


बह वस्तु दे दी जा को उसको “न्यास' कहते हैं। 
क 


किसका, दिखकर जो यस्त धरोहर रखो जालो है, उसका मच "तिधेप' है। 


«अध्याय २०५० 


२१९ 


(विवादास्पद अर्थसे सम्बन्ध रखनेवाला), सहायक, 
शु चोर, साहसो (दुस्साहसपूर्ण कार्य करनेवाला), 
दृष्दोष (जिसका पूर्वापर-विरुद्ध बोलनेका स्वभाव 
देखा गया हो, वह) तथा निर्धूत (भाई-बन्धुओँसे 
'परित्यक्त) आदि साक्षी बनानेयोग्य नहीं हैं। वादी 
और प्रतिवादी-दोनोंके मान लेनेपर एक भी 
धर्ता पुरुष साक्षी हो सकता है। किसी स्त्रीको 
बलपूर्वक पकड़ लेना, चोरी करना, किसोको 
'कटुवचन सुनाना या कठोर दण्ड देता तथा हत्या 
आदि दुःसाहसपूर्ण कार्य करना--इन अपराधो 
सभी साक्षी बनाये जा सकते हैं॥१-५॥ 

जो मनुष्य साक्षी होना स्वीकार करके तीन 
पक्षके भीतर गवाही नहीं देता है, राजा छियालोसबें 
दिन उससे सारा ऋण सूदसहित वादीको दिलावे 
और अपना दशांश भाग भी उससे बसूल करे। 
जो नराधम जानते हुए भी साक्ष हीं होता, वह 
कूटसाक्षी (झूठी गवाही देनेवालों)-के समान 
दण्ड और पापका भागी होता है। न्यायाधिकारी 
वादी एवं प्रतिवादीके समीप-स्थित साकियोको 
यह वचन सुनावे-'पातकियों और महापातकियोंको 
तथा आग लगानेवालो और स्त्री एवं बालकॉकी 
हत्या करनेवालॉको जो लोक (नरक) प्राप्त होते 
हैं, झूठी गवाही देनेवाला मनुष्य उन सभी लोकों 
(तारको) -को प्राप्त होता है। तुमने सैकड़ों जोम 
जो कुछ भी पुण्य अर्जित किया है, वह सब 
उसीको प्राप्त हुआ समझो, जिसे तुम असत्यभाषणसे 
पराजित करोगे।' साक्षियोंकी बातोमें द्विविधा 
(परस्पर विरुद्धभाव) हो तो उनमेंसे बहुसंख्यक 
साक्षियॉंका बचन ग्राह्य होता है। यदि समान 
संख्यावाले साक्षियोंकी बार्तोसे विरोध हो, अर्थात्‌ 
जहाँ दो एक तरहकी बात कहते हों और दो दूसरे 
तरहकी बात, वहाँ गुणवानोंको याको प्रमाण मानना 
चाहिये। यदि गुणवानोकी बातोंमें भी विरोध 
उपस्थित हो तो उनमें जो सबसे अधिक गुणवान्‌ 


हो, उसकी यातको विश्वसनीय एवं ग्राहा भाने। 
साक्षी जिसकी प्रतिज्ञा (दावा)-को सत्य बताये, 
वह विजयी होता है। वे जिसके दावेको मिथ्या 
चतलाये, उसकी पराजय निश्चित है॥ ६--११६॥ 

साक्षियोंके साक्ष्य देनेपर भी यदि गुणों इनसे 
श्रेष्ठ अन्य पुरुष अथवा पूर्वसक्षियोंसे दुगुने साक्षी 
उनके साक्ष्यको असत्य बतलावेँ तो पूर्वसाक्षी 
कूट (शे) माने जाते हैं। उन लोगोंको, जो कि 
धनका प्रलोभन देकर गवाहोंकों झूठी गवाही 
देनेके लिये तैयार करते हैं तथा जो उनके कहनेसे 
झूठो गवाही देते हैं, उनको भी पृथक्‌-पृथक्‌ 
दण्ड दे। विवादमें पराजित होनेपर जो दण्ड 
ताया गया है, उससे दूना दण्ड झूठी गवाही 
दिलानेवाले और देनेवालेसे वसूल करना चाहिये। 
यदि दण्डका भागी ब्राह्मण हो तो उसे देशसे 
निकाल देना चाहिये। जो अन्य गवाहोंके साथ 
गवाही देना स्वीकार करके, उसका अवसर आनेपर 
रागादि दोषोंसे आक्रान्त हो अपने साक्षीपनको 
दूसरे साक्षियोंसे अस्वीकार करता है, अर्थात्‌ यह 
कह देता है कि 'मैं इस मामलेमे साक्षी नहीं हँ 
चह विवादमें पराजय प्राप्त होनेपर जो नियत 
दण्ड है, उससे आठगुना दण्ड देनेका अधिकारी 
है। उससे उतना दण्ड बसूल करना चाहिये। परंतु 
जो ब्राह्मण उतना दणड देनेमें असमर्थ हो, उसको 
देशये निर्वासित कर देना चाहिये। जहाँ ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रके वधकी सम्भावना हो, 
हाँ (उनके रक्षार्थ ) साक्षी झूठ बोले (कदापि 
सत्य न कहे। यदि किसी हत्यारेके विरुद्ध गवाही 
दनी हो तो सत्य ही कहना चाहिये) ॥ १२--१५॥ 

लेखा-प्रकरण 

धनी और अधमर्ण (साहु और खदुका)-के 
बीच जो सुवर्ण आदि द्रव्य परस्पर अपनी ही 
रुचिसे इस शर्तके साथ कि 'इतने समयमे इतना 
देना है और प्रतिमास इतनी वृद्धि चुकानी है', 


CT कक रस रस कस कसर बस 


व्यवस्थापूर्वक रखा जाता है, उस अर्थको लेकर | 
कालान्तरे कोई मतभेद या विवाद उपस्थित हो 
जाय तो उसमें वास्तविक तत्वका निर्णय केके 
लिये कोई लेखापत्र तैयार कर लेना चाहिये।| 
उसमें पूर्वोक्त योग्यतावाले साक्षी रहें और धनी 
(साह)-का नाम भी पहले लिखा गया हो। लेखामें 
संवत्‌, मास, पक्ष, दिन, तिथि, साहु और खदुकाके 
जाम, जाति तथा गोत्रके उल्लेखके साथ-साथ 
शाखा-प्रयुक्त गौण नाम (बह,च, कठ आदि) 
तथा धनी और ऋणीके अपने-अपने पताके नाम 
आदि लिखे रहने चाहिये। लेखामें वाञ्छनीय 
विषयका उल्लेख पूर्ण हो जानेपर ऋण लेनेवाला 
अपने हथसे लेखापर यह लिख दे कि ' अमुकका 
पुत्र मैं अमुक इस लेखामें जो लिखा गया है, 
उससे सहमत हुँ।' तदनन्तर साक्षी भी अपने 
हाथसे यह लिखे कि 'आज सै अमुकका पुत्र 
अमुक इस लेखाका साक्ष होता हुँ।' साक्षी सदा 
समसंख्या (दो या चार)-में होने चाहिये। 
'लिपिजानशून्य ऋणौ अपनी सम्पति किसी दूसरे 
उसे सिखा ले और अपढ्‌ साक्षी अपना मत 
सब साक्षियोके समीप दूसरे साक्षीसे लिखवाये। 
अनमं लेखक (कातिब) यह लिख दे कि' आज 
अमुक धनी और अमुक ऋणीके कहनेपर अमुकके 
पुत्र मुझ अमुकने यह लेखा लिखा।' साक्षियोंके 
न होनेपर भी ऋणीके हाथका लिखा हुआ लेखा 
पूर्ण प्रमाण माना जाता है, किंतु वह लेखा बल 
अथवा छलके प्रयोगसे लिखबाया गया न हो। 
लेखा लिखकर लिया हुआ ऋण तीन पौड्याँतक 
ही देय होता है, परंतु बन्धककी वस्तु तबतक 
अनीके उपभोगमें आती है, जबतक कि लिया 
हुआ ऋण चुका नहीँ दिया जाता है। यदि लेखापत्र 


देशान्तरे हो, उसको लिखावट दोषपूर्ण अथवा 
संदिग्ध हो, नष्ट हो गया हो, घिस गया हो, 
अपइत हो गया हो, छिन्न-भिन्न अथवा दग्ध हो 
गया हो, तब धनो ऋणोकी अनुमतिसे दूसरा 
लेखा तैयार करवावे। संदिग्ध लेखकी शुद्धि 
स्वहस्तलिखित आदिसे होती है, अर्थात्‌ लेखक 
अपने हाथसे दूसरा लेखा लिखकर दिखावे। जब 
दोनोके अक्षर समान हों, तब संदेह दूर हो जाता 
है। ' आदि' पदसे यह सूचित किया गया है कि 
साक्षो और लेखकसे दूसरा कुछ लिखवाकर यह 
देखा जाय कि दोनों लेखोंके अक्षर मिलते हैं या 
जहीँ। यदि मिलते हों तो पूर्वलेखाके शुद्ध होने 
कोई संदेह नहीं रह जाता है। युक्तिगरापत', क्रिया', 
सिह, सम्बन्ध' और आगम--इन हेतुओंसे भी 
लेखाकी शुद्धि होती है। ऋणी जब-जब ऋणका 
धन धनीको दे, तब-तब लेखापत्रकी पौठपर 
लिख दिया करे। अथवा धनी जब-जब जितना 
धन पावे, तब-तब अपने हाथसे लेखाकी पीठपर 
उसको लिखकर अङ्कित कर दे। ऋणी जय ऋण 
चुका दे तो लेखाको फाडू डाले, अधवा (लेखा 
किसी दुर्गम स्थानमें हो या नष्ट हो गया, तो) 


सामने ऋण चुकावे॥ १६-२७॥ 
दिव्य-प्रकरण 

तुला, अग्नि, जल, विष तथा कोष--ये पाँच 
दिव्य प्रमाण धर्मशास्त्रमें कहे गये हैं, जो संदिग्ध 
अर्थक निर्णय अथवा संदेहकी निवृत्तिे लिये देने 
ाहिये। जब अभियोग बहुत बड़े हों और अभियोक्ता 
'परले सिरेपर, अर्थात्‌ व्यवहारके जय-पराजय- 
लक्षण चतुर्थपादमे पहुँच गया हो, तभी इन 


पि 
२ सकियो उल्लेख "किक हैः 


ट. इस देश इस कालमे इस पुरके सास उतने म सेख मम के यख करने हे 


३. असाधारण लिङ्स ज”, "ओम आदिका उल्लेख “चिक” कहलाता है। 
४ अर्थी और रीन पहले भी परल विशापूर्वक देव-सेजक व्यवहार होता “सम्बन्ध १ । 
५. इस व्यक्तिको इतने धनको रसिका उपाय समकर पर हा है, सह निर्णय 'आगम' कहलाता है। 


५०२ 


+ अभतपुतण+ 


ममम ममम ममम सम 


यदि लौहपिण्ड बीचमें ही गिर पड़े या कोई 
संदेह हो तो शपथकर्ता पूर्ववत्‌ लौहपिण्ड लेकर 
चले॥ ४०--४२॥ 
जल-दिव्य 

जलका दिव्य ग्रहण करलेवालेको मिमनाङ्कित 
रूपसे वरुणदेवकी प्रार्थना करनी चाहिये-- वरुण! 
आप पवित्रोमे भी पवित्र हैं और सबको पवित्र 
कलेवाले हैं। मैं शुद्धे योग्य हूँ। मेरी शुद्धि 
'कौजिये। सत्यके बलसे मेरी रक्षा कौजिये।'- 
इस प्रा्धना-मन्त्रसे जलको अभिमन्त्रित करके 
'चह मनुष्य नाभिपर्यन्त जलमें खड़े हुए पुरुषकी 
जङ्घा पकड़कर जलमें डूबे। उसी समय कोई 
व्यक्ति बाण चलावे। जबतक एक वेशवान्‌ मनुष्य 
उस छूटे हुए बाणको ले आवे, तबतक यदि 
शपथकर्ता जलमें डूबा रहे तो वह शुद्ध होता 
है*॥ ४३-४४ fh 


'थिषका दिख्य-प्रमाण ग्रहण करनेवाला इस 


प्रकार विषको प्रार्थना करे--'विष! तुम ब्रह्मके 
पुत्र हो और सत्यधर्ममें अधिषठित हो; इस कलङ्कसे 
मेरी रक्षा एवं सत्यक प्रभावसे मेरै लिये अमृतरूप 
हो जाओ।'-ऐसा कहकर शपथकर्ता हिमालयपर 
उत्पन्न शाङ्ग विषका भक्षण करे। यदि विष बिना 
चेगके पच जाय, तो न्यायाधिकारी उसकी शुद्धिका 
निर्देश करें ॥४५-४६६॥ 
कोश-दिव्य 

कोश-दिव्य लेनेवालेके लिये न्यायाधिकारी 
उग्र देवताओंका पूजन करके उनके अभिषेका 
जल ले आवे। फिर शपधक्ताको यह बतलाकर 
उसमेंसे तीन पसर जल पिला दे। यदि चौदहवें 
दिनतक राजा अथवा देवताले घोर पीडा न प्राप्त 
हो, तो वह निःसंदेह शुद्ध होता है॥ ४७-४८ १॥ 

अल्प मूल्यवाली वसते अभिवोगमें संदेह 
उपस्थित होनेपर सत्य, वाहन, शस्त्र, गौ, बीज, 
सुवर्ण, देवता, गुरुचरण एवं इशपूर्त आदि पुण्यकर्म 
उनकी सहजसाध्य शपथ विहित है ॥ ४९-५०॥ 


इस प्रकार आदि आफ्रेय सहापुराण्मे 'दिव्य-प्रभाण-कथत” गामक 
दो सौ पचा अध्याय प हआ २५१० 


Sm 
दो सौ छप्पनवाँ अध्याय 
पैतृक धनके अधिकारी; पन्रियोंका धनाधिकार; पितामहके धनके अधिकारी; 
विभाज्य और अविभाज्य धन; वर्णक्रमसे पुत्रोंके नाधिकार; बारह प्रकारके 
पुत्र और उनके अधिकार; पत्नी-पुत्री आदिके, संसृष्ठीके धनका विभाग; 


क्लीब आदिका अनधिकार; 


दाय-विभाग-प्रकरण 
("दाय' शब्दसे वह धन समझना चाहिये, 


स्त्रीधन तथा उसका विभाग 


स्वत्व हो जाता है। 'दाय'के दो भेद हैं- 
"अप्रतिवन्ध' और ' सप्रतिबन्ध'। पुत्रों और पौत्रोंका 


जिसपर स्वामीके साथ सम्बन्धके कारण दूसरा | पुत्रत्व और पौत्रत्वके कारण पिता और पितामहके 


जज इस सकरन इस पक कि ज € 


न का ऊरः रुक जगात मनुष्य मधम कालके निके 


र जक उसे हक रो ज हो क क बन ह गण पर न खड़ा हो जता 
दा त का पा आ पे का क ह ल शूट 
प जा हि पा 2 न आ ब त 


ह जो बाण लेकर पहलेसे खडा है, बह बढ़े गस दौङ्कर मूलस्थातपर 


क है। कहा पकर यह डूबे हुए मुक और 
जाती 


देशता है। यदि उसके अङ्ग डूबे हुए हो रहै, दने न आव लो उसकी शुद्धि मानी 


= अध्याय २०६० 


धनपर अनायास ही स्वत्व होता है, इसलिये वह 
(अप्रतिबन्ध दाय' है। चाचा और भाई आदिको 
पुत्र और स्वामीके अभावमें धनपर अधिकार 
प्राप्त होता है, इसलिये वह 'सप्रतिबन्ध दाव' है। 
इसी प्रकार उनके पुत्र आदिके लिये भी समझ 
लेना चाहिये। जिसके अनेक स्वामी हैं, ऐसे 
धनको बाँटकर एक-एकके अंशको पृथक्‌- 
पृथक्‌ व्यवस्थित कर देना 'विभाग' कहलाता है। 
इस अध्यावमेँ दाय-विभाग और स्वत्वपर विचार 
किया गया है, जो धर्मशास्त्रकारों एवं महर्षियॉको 
अभिमत है।) 

अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ! यदि पिता अपने 
जीवनमेँ सब पदर धनका विभाजन करे तो वह 
इच्छानुसार ज्येष्ठ पुत्रको श्रेष्ठ भाग दे या सब 
युरोको समांश भागी बनाये/ यदि पिता सब 
पुत्रोंको समान भाग दे, तो अपनी उन स्स्रयाँको 
भी समान भाग दे, जिनको पति अथवा श्वशुरकी 
ओरसे स्त्रीधन न मिला हो। जो पुत्र धनोपार्जनमे 
समर्थ होनेके कारण पैतृक धनको इच्छा न रखता 
हो, उसे भी थोडा-बहुत धन देकर विभाजनका 
कार्य पूर्ण करना चाहिये। पिताके द्वारा दिया 
हुआ न्यूनाधिक भाग, यदि धर्मसम्मत है, तो यह 
पितृकृत होनेसे निवृत्त नहीँ हो सकता, ऐसा 
स्मृतिकारॉंका मत है। माता-पिताकी मृत्युके 
पश्चात्‌ पुत्र पिताके धन और ऋणको बराबर- 
बराबर बाँट लें'। मातद्वारा लिये गये ऋणको 
_चुकानेके बाद बचा हुआ मातृधन पुत्रियाँ आपसमें 
बाँट लें'। उनके अभावे पुत्र आदि उस धनका 
विभाग कर लें। पैतृक धनको हानि न पहुँचाकर 


जो धन स्वयं उपार्जित किया गया हो, मित्रसे 
मिला हो और विवाहमें प्राप्त हुआ हो, भाई 
आदि दायाद उसके अधिकारी नहीँ होते। यदि 
सब भाइयोनि सम्मिलित रहकर धनकी वृद्धि 
की हो तो उस थनमें सबका समान भाग माना 
जाता है॥ १--५६॥ 

(यहाँतक पैतृक सम्पति प्रका विभाग किस 
प्रकार हो, यह बतलाया गया। अब पितामहके 
नमे पौत्रोंका विभाग कैसे हो, इस विषयमे 
विशेष बात बताते हैं--) यद्यपि पितामहके धने 
चौका पुत्रोके समान जन्मसे ह स्वत्व है, तथापि 
यदि वे पौत्र अनेक पितावाले हैं तो उनके पिताओंको 
द्वार बनाकर ही पितामहके द्रव्यका विभाजन होगा। 
सांस यह कि यदि संयुक्त परिवारमें रहते हुए 
हो अनेक भाई अनेक पुत्रॉको उत्पन करके 
परलोकवासी हो गये और उनमेंसे एकके दो, 
दूसरेके तीन और तीसंरेके चार पुत्र हों, तो उन 
पौत्री संख्याके अनुसार पितामहकी सम्पत्तिका 
'बैंटवारा नहीँ होगा, अपितु उन त्रके पिताओंकी 
संख्याके अनुसार होगा। जिसके दो पुत्र हैं, उसे 
अपने पिताका एक अंश प्राप्त है, जिसके तीन 
पुत्र हैं, उसे भौ अपने पिताका एक अंश प्राण 
होगा और जिसे चार हैं, उसे भी अपने पिताका 
एक हो अंश मिलेगा। पितामहद्वारा अर्जित भूमि, 
निबन्ध और ब्रव्यमें पिता और पुत्र दोनॉंका समान 
स्वामित्व है। धनका विभाग होनेके बाद भी 
सवा सत्रं उत्पन्न हुआ पुत्र विभागका अधिकारी 
होता है। अथवा आय और च्ययका संतुलन 
केके बाद दृश्य थनमें उसका विभाग होता है। 


दसे शल सय उस कि इ ज पन ह उसका टर नह अस से अतल कर सरळ ह न 
अधिक संतुष्ट ो, उसे बह अधिक दे सकता है और जिसके वहे उसको संलोच न हो, उसे कम भौ दे सकता $ । रो पिला- 
तमहो पासे आया हुआ धन है, उसे विषम विन नही चल सकखा। उसने यह सब पु्खोको समांशभागी ह बनाले। 
२, मपि स्वो वैटृकघनका विषम विभाजन धो मिला है, तथापि बह इय और कलक मूल होनेके कारण सोक 
है; आः व्यवह लोग नही है; इसलिये समिन ही सर्वम है। 
3. माताका ऋण भी पु ह माषे चुका दें, कि नही। ऋल चुकानेले अवसिषट धन पुम चैट जना चाहिये। 


५०४ 


० अस्लिषुराण> 


डल जनस कक ल्‍ब कक क कस कर कस कक. 


'पिता-पितामह आदिके क्रमसे आया हुआ जो 
द्रव्य दूसरोंने हर लिया हो और असमर्थतावश 
पिता आदिने उसका उद्धार नहीं किया हो, उसे 
पुमे एक कोई भी पुत्र अन्य बन्‍्धुओंकी अनुमति 
लेकर यदि अपने प्रयाससे प्राप्त कर ले तो वह 
उस धनको स्वयं ले ले, अन्य दायादोंको न बटे। 
परंतु खेतका उद्धार कर्नेपर उद्धारकर्ता उसका 
चौथाई अंश स्वयं ले, शेष भाग सब भाइयोंको 
'बराबर-बरावर बाँट दे। इसी तरह विद्यासे (शासको 
पढ्ने-पढाने या उसकी व्याख्या करसे) जो धन 
प्राप्त हो, उसको भी दायादॉमें न बाँटे। माता- 
पिता अपनी जो वस्तु जिसे दे दें, वह उसीका 
धन होगा। यदि पिताके मपर पुण पैतृक 
धनका विभाजन करें तो माता भी प्रक समान 
भागकौ अधिकारिणी होती है। विभाजनके समय 
जिन भाइयोके विवाह आदि संस्कार न हुए हाँ, 
उनके संस्कार वे भाई, जिनके संस्कार पहले हो 
चुके हैं, संयुक्त धनसे करें। अविवाहिता बहिनेकि 
भी विवाह संस्कार सब भाई अपने भागका चतु 
देकर करें। राहणे ब्रह्मणी आदि विभिन्न वर्णोकी 
स्लिम उत्पन हुए पुत्र वर्णक्रमसे चार, तीन, दो 
और एक भाग प्राप्त करें। इसी प्रकार षत्रये 
किया आदिमे उत्पन्न तीन, दो एवं एक भाग 
और वैश्यसे वैश्यजातीय एवं शूहजातीय स्तरमै 
उत्पन पुत्र क्रमश: दो और एक अंशके अधिकारी 
होते हैं। धनविभागके पश्चात्‌ जो धन भाइयों 
'एक-दूसरेसे अपहत किया गया दृष्टिगोचर हो, 
उसे सब भाई पुनः समान अंशम विभाजित कर 
लें, यह शास्त्रीय मयादा है। प्रहीन पुरुषके द्वारा 
दूस रमे नियोगकी विधिसे उत्पन पुत्र धमे 
अनुसार दोनों पिताओंके धन और पिण्डदानका 
अधिकारी है॥ ६--३४॥ 

अपने समान वर्की स्त्री जब धर्मीविवाहके | 
अनुसार ब्याहकर लावी जाती है तो उसे  धर्मपली' 


कहते हैं। अपनी धर्मपत्रोसे स्वकीय वीर्यद्वात 
उत्पादित पुत्र 'औरस' कहलाता है। यह सब 
पुत्रों मुख्य है। दूसरा 'पुत्रिकापुत्र' है। यह भी 
औरसके ही समान है। अपनी स्तरीके गर्भसे किसी 
सगोत्र या सपिण्ड पुरुषके द्वारा अथवा देवरके 
दारा उत्पन्न पुत्र 'क्षेत्रज' कहलाता है। पतिके 
घरमै छपे तौरपर जो सजातीय पुरुसे उत्पन 
होता है, वह 'ूइज' माना गया है। अविवाहिता 
कन्यासे उत्पन्न पुत्र 'कानीन' कहलाता है। वह 
जानका पुत्र माना गया है। जो अक्षतयोनि अथवा 
क्षतयोनिकी विधवासे सजातीय पुरुषद्वारा उत्पन्न 
पुत्र है, उसको 'पौनर्धव' कहते हैं। जिसे माता 
आथवा पिता किसीको गोद दे दें, यह 'दत्तक' 
घु कहा गया है। जिसे किसी माता-पिताने 
खरीदा और दूसरे माता-पिताने बेचा हो, वह 
“तपुर माना गया है। किसीको स्वयं धन आदिका 
लोभ देकर पुत्र बनाया गया हो तो वह 'कृत्रिम' 
कहा गया है। जो माता-पितासे रहित बालक 
“मुझे अपना पुत्र बना लें'-ऐसा कहकर स्वयं 
आत्मसमर्पण करता है, वह 'दत्ता्मा' पुत्र है। जो 
'विवाहसे पूर्व ही गर्भमै आ गया और गर्भवतीके 
बिवाह होनेपर उसके साथ परिणीत हो गया, वह 
*सहोढज' पुत्र माना गया है। जिसे माता-पिताने 
त्याग दिया हो, वह समान वर्णका पुत्र यदि किसीने 
ले लिया तो वह उसका “अपविद्ध पुत्र' माना 
गया है। ये जो पूर्वकथित बारह पुत्र हैं, इनमेंसे 
पूर्व-पूर्वके अभावमें उत्तर-उत्तर पिण्डदाता और 
अरांशभागी होता है। मैंने सजातीय पुमे धन- 
विभागकी यह विधि बतलायी है॥ १५-१९६। 

जके धनविभागकी विशेष विधि 

जार दासीमें उत्पन्न पुत्र भी पिताकी इच्छसे 
चलें भाग प्राप्त करेगा। पिताकी मृत्युके पश्चात 
जी विवाहिता पत्नीसे उत्पन्न पुत्र अपने पताके 
दासीपुत्रको भी भाईकी हैसियतसे आधा भाग दे 


यदि शूद्रको परिणीतासे कोई पुत्र न हो तो वह 
भ्रातृहीन दासीपुत्र पूरे धनपर आधिकार कर ले; 
(परंतु यह तभी सम्भव है, जब उसको परिणीताकी 
पुत्रियोके पुत्र न हों। उनके होनेपर तो वह आधा 
भाग हौ पा सकता है।) जिसके पूर्वो बारह 
प्रका पुमे कोई नहीं है, ऐसा पुत्रहीन पुरुष 
यदि स्वर्गवासी हो जाय तो उसके धनके भागी 
क्रमश; पती, पत्या, माता-पिता, सहोदर भाई, 
असहोदर भाई, भृत, गोप्रज (सपिण्ड या 
समानोदक) पुरुष, यनधु-यान्धवः (आचार्य), शिष्य 
तथा सजातीय सहपाठी होते हैं--इनमे पूर्व पूर्वक 
अभावमें उत्तरोतर धनके भागी होते हैं। सब 
चर्णोके लिये धनके विभाजनकी यही विधि 
शास्त्रविहित है॥ २०-२३॥ 

चानप्रस्थ, संन्यासी और ठिक ग्रहचारियोकि 
धनके अधिकारी क्रमशः एक आन्रममें रहनेवाला 
अर्म्राता, श्रेष्ठ शिष्य और आचार्य" होते है। बे 
हुए धनको फिर मिला दिया जाय तो वह 'संसृष्ट' 
कहलाता है। ऐसा संसृष्ट धन जिन लोगोंके पास 
है, वे सभी 'संसूष्टी' कहे गये हैं। 'संसृष्त्व- 
सम्बन्ध! जिस किसीके साथ नहीं हो सकता, 
किंतु पिता, भाई अथवा पितृव्य (चाचा)-के साथ 
ही हो सकता है। यदि कोई संसृष्टी मर जाय तो 
उसके हिस्सैका धन दूसरा संसृष्टो पुरुष मृत- 
संसृष्टीकी मृत्युके बाद उसकी भार्ये उत्पन्न हुए 
पुत्रको दे दे। पुत्र न हो तो वह संसूष्टी स्वयं हो 
ले ले। पत्नी आदिको वह धन नहीं मिल सकता। 
चदि सहोदर संसृष्टी मर जाय तो दूसरा सहोदर 


संसृष्टी उसकी मृत्युके पश्चात्‌ पैदा हुए पुत्रको 
उसका अंश दे दे। यदि पुत्र न हो तो वह स्वयं 
ही उस संसृष्टीके अंशको ले ले; असहोदर भाई 
संसृष्टी होनेपर भी उसे नहीं ले सकता। अन्य 
माताके पेटसे पैदा हुआ सौतेला भाई भी यदि 
संसृष्टी हो तो वह संसृष्टी भ्राताके धनको ले 
सकता है। यदि वह असंसृष्टी है तो उस धनको 
नही ले सकता। अथवा असंसृष्टी भी उस संसृष्टीके 
धनको ले सकता है, जबकि वह संसृष्टी उस 
असंसूष्टीका सहोदर भाई रहा हो॥ २४-२६॥ 

नपुंसक, पतित, उसका पुत्र, पलु, उन्मत्त, 
जड, अन्ध, असाध्य रोगस ग्रस्त और आश्रमात 
गये हुए पुरुष केवल भरण-पोषण पानेके योग्य 
हैं। इने हिस्सा बैटानेका अधिकार नहीं है। इन 
जलोगोंके औरस एवं कषे पुत्र क्लीयत्व आदि 
दोषोंसे रहित होनेपर भाग लेनेकै अधिकारी होंगे। 
उनकी पुत्रियोंका भी तबतक भरण-पोषण करना 
चाहिये, जबतक कि वे पतिके अधीन न कर दी 
जायें। इन कलीब, पतित आदिकी पुप्रहीन 
सदाचारिणी स्मियॉका भी भरण-पोषण करना 
चाहिये। यदि वे व्यभिचारिणी या प्रतिकूल आचरण 
कणोवाली हों तो उनको घरसे निर्वासित कर 
देना चाहिये॥ २०-२९॥ 


स्त्रीधन 
जो पिता-माता, पति और भाईने दिया हो, 
जो विवाहकालमें अग्रिके समीप मामा आदिकी 
ओरसे मिला हो तथा जो आधिवेदनिक' आदि 
धन हो, वह 'स्त्रीधन' कहा गया है। जिसे कन्याकी 


बबा लोन ररे हे. अफने बबन, पिले क-न तक माळे बुबा इने कहो रम अभ 


है। पत पूर्वक अधावमे उहरोतर घनके भागी होते हैं। 


३ यहाँ रोके आया, शिष्य और धराप कमे उल्लेख है, प निकराने यह णच दिया है कि यहाँ विलोम- 


क्रम लेक चाहिये। 


३ जिसके विकाहके कद पछि दूसरा विवाइ करे, वह स्तर "आधिना बह है। ऐसे विचाहके लिये उससे आहा ली जाती 
(है और इस आरके निमि उसको जो धत दिख झा है, चह ' अधिचिदर-तिनिक' होने कारण ' आधिवेदनिक' कहा गया है। 


+ अस्निपुराण' 


ताके बन्धु-बान्धवोनि दिया हो, जिसे पिलाके | 
बन्धु-बान्धवोनि दिया हो तथा जो वर-पक्षकी 
ओरसे कन्याके लिये शुल्करूपमें मिला हो एवं 
विवाहके पश्चात्‌ पतिकुलसे जो वधूको भेंट मिला 
हो, वह सब “स्तरीधन' कहा गया है। यदि स्त्र 
संतानहीना हो-जिसके बेटी, दौहित्र, दौहिज, 
पुत्र और पौत्र कोई भी न हों, ऐसी स्त्री यदि 
दिवंगत हो जाय तो उसके पति आदि बान्धवजन 
उसका धन ले सकते हैं। ब्राहा, दैव, आर्ष और 
प्राजापत्य--इन चार प्रकारके विवाहाँकी विधिसे 
विवाहित स्थ्रियोके निस्संतान मर जानेपर उनका 
धन पतिको प्राप्त होता है। यदि वे संतानवती 
रही हों तो उनका धन उनकी पुत्रियोंको प्राप्त 
होता है और शेष चार गान्थर्व, आसुर, राक्षस 
तथा पैशाच विवाहकी विधिसे विवाहित होकर 
मरी हुई संतानहीना स्त्रियोंका धन उनके पिताको 
प्राप्त होता है॥ ३०-३२॥ 

जो कन्याका वाग्दान करके कन्यादान नहीँ 
करता, वह राजाके द्वारा दण्डनीय होता है तथा 
वाग्दानके निमित्त र्ने अपने सम्बन्धियों और 
'कन्या-सम्बन्धियोकि स्वागत-सत्कारमें जो थन खर्च 
किया हो, वह सब सूदसहित कन्यादाता वरको 


लौरावे। यदि वाग्दत्ता कन्याकी मृत्यु हो जाय, तो 
बर अपने और कन्यापक्ष दोनोँके व्ययका परिशोधन 
करके जो आवशिष्ट व्यय हो, वही कन्यादातासे 
ले। दुष, धर्मकर्म, रोग या बन्धनसे मुक्ति 
पानेके लिये यदि पति दूसरा कोई धन प्राप्त न 
होनेपर धनको ग्रहण करे, तो पुन: उसे लौटानेको 
बाध्य नहीं है। जिस स्त्रीको श्वशुर अथवा पतिसे 
स्त्रीधन न प्राप्त हुआ हो, उस स्त्रीके रहते हुए 
दूसरा विवाह करनेपर पति 'आधिवेदनिक'के 
समान धन दे। अर्थात्‌ 'अधिवेदन' (वितीय 
विवाह )-में जितना धन खर्च होता हो, उतना ही 
धन उसे भी दिया जाय। यदि उसे पति और 
अशुरकी ओरसे सीन प्रात हुआ हो, तब आधि- 
वेदनिक धनका आधा भाग ही दिया जाय। विभागका 
अपलाप होनेपर यदि संदेह उपस्थित हो तो 
कुढुम्बौजनोँ, पताके बन्धु-बान्यवों, माताके बन्धु- 
जान्धरयो, पूर्वोक्त लक्षणवाले साक्षियों तथा 
अभिलेख --विभागपत्रके सहयोगसे विभागका 
“निर्णय जाना चाहिये। इसी प्रकार यौतक (दहेजमें 
मिले हुए धन) तथा पृथक्‌ किये गये गृह और 
क्षेत्र आदिके आधारपर भी विभागका निर्णय जाना 
जा सकता है॥ ३३-३६॥ 


उस प्रकार आदि आफ्रेय महातुराणरमे दाय-विधागका ककन" मक 
डो सौ छणानयाँ अध्याय पूर हुआ# २५६॥ 


i 
दो सौ सत्तावनवाँ अध्याय 
सीमा-बिवाद, स्वामिपाल-विवाद, अस्वामिविक्रय, दत्ताप्रदानिक, 
क्रीतानुशय, अभ्युपत्याशुश्रूषा, संविद्व्यतिक्रम, वेतनादान 
तथा दयूतसमाह्वयका विचार 

सीमा-विवाद खड़ा होनेपर सामन्त (सब ओर उस खेतसे सटकर 

दो गाँवोंसे सम्बन्ध रखनेवाले खेतको | रहनेवाले), स्थविर (वृद्ध) आदि, गोप (गायके 
सीमाके विषयमै विवाद उपस्थित होनेपर तथा | चरवाहे), सीमावर्ती किसान तथा समस्त वनचारी 
एक ग्रामके अन्तर्वर्ती खेतको सीमाका झगड़ा | मनुष्य--ये सब लोग पूर्वकृत स्थल (ऊँची भूमि) 


म 


कोयले, धानकी भूसी तथा बरगद आदिके बृ 
सीमाका निश्चय' करें। वह सीमा कैसी हो, इस 
प्रश्नके उत्तरमें कहते हैं-बह सीमा सेतु (पुल), 
वल्मीक (बाँबी), चैत्य (पत्थरके चबूतरे या 
देवस्थान), बाँस और बालू आदिसे उपलक्षित 
होनी चाहिये'॥ १-२॥ 

सामन्त अथवा निकटवर्ती ग्रामवाले चार, आठ 
अथवा दस मनुष्य लाल फूलॉकी माला और 
लाल वस्त्र धारण करके, सिरपर मिट्टी रखकर 
सौमाका निर्णय करें। सौमा-विवादमें सामन्तोके 
असत्य-भाषण करनेपर राजा सबको अलग-अलग 
मध्यम साहसका दण्ड दे। सीमाका ज्ञान करानेवाले 
_चिहोँके अभावमें राजा ही सीमाका प्रवर्तक होता 
है। आरम (बाग), आयतन (मन्दिर या खलिहान), 
ग्राम, यापी या कूप, उद्यान (क्रीडावन), गृह 
और वषकि जलको प्रवाहित करनेवाले नाले 
आदिकी सीमाके निर्णयमे भौ यही विधि जाननी 
चाहिये। मयाँदाका भेदन, सीमाका उल्लङ्घन एवं 
क्षेत्रका अपहरण करनेपर राजा क्रमशः अधम, 


उत्तम और मध्यम साहसका दण्ड दे। यदि 
सार्वजनिक सेतु (पुल या बाँध) और छोटे रमे 
अधिक जलवाला कुआँ बनाया जा रहा हो तथा 
बह दूसरको कुछ भूमि अपनी सीमा ले रहा हो, 
परत उससे हानि तो बहुत कम हो और बहुत-से 
लोगोकी अधिक भलाई हो रही हो तो उसके 
निर्ाणमे रुकावट नहीं डालनी चाहिये। जो रके 
स्वामीको सूचना दिये बिना उसके रे सेतुका 
निर्माण करता है, वह उस सेतुसे प्राप्त फलका 
उपभोग स्वयं नहीं कर सकता, क्षेत्रका स्वामी ही 
उसके फलका भोगी-भागी होगा और उसके अभवपे 
राजाका उसपर अधिकार होगा। जो कृषक किसीके 
खेतयें एक बार हल चलाकर भी उसमें स्वयं 
खेती न करे और दूसंरेसे भी न कराये, राजा 
उससे कषेत्रस्वामीको कृषिका सम्भावित फल दिलाये 
और खेतको दूसरे किसानसे जुतवाये॥३--९॥ 
स्वामिपाल-विवाद 

(अब गाव-कैंस या भेड़-बकरी चरानेवाले 

चरवाहे जब किसौके खेत चरा दें तो उन्हें किस 


ए ला क कग आ मको बा चा ररक फोनक र-नी औ ग 
वह पचा शी सोते यु होली है, जता कएने तला ह! “धी मि 
कक जपत । ए जो सोक गछ ऋ र रकि हो, ' न" कह गयी $। “मल शन्द जतका 
जल है। अत; लीक आप है-अलकी। चा रते ख उप होती ै। धी! कहते ह-- भातको भूमी 
त कोयले आह गकर तिक की हुई सँगको पि ह सोम है. ते अब और दशेने मिलकर अपनी सवे 
तित किया हो। जहाँ समका ऊर कोई चिह्न हो. कहाँ ए हले जो सौ पि हो, उसको ‘एजतत 
कहे है भूस-सम्ब्थी विवादकै छ हे हैं असम, लू, अका होत, त होक; णेता ररे भूमि 
' कारण है, ऐस कात्यवनका मत है कैसे एक कह है कि “मेरे भू कहाँ पाँच हलले अधिक है लो दपण कहा है, ' अधिक 
नही है'-यह ' आधिकय'को लेकर विवाद हुआ। एसी हाङ र एक को, भू यहाँ शीत हाथ है और दप कह कि 'नहं, 
क हाथो कम है; तो यह "नको लेकर विवाद हा एक कहा ह, “के हि इतर भूमि है! और दूत कहत है, यहाँ 
कुकर हिस हौ कही है" लो रह अशविधयक ' असत्य" और “स्किल को लेकर विकाद ह३0। एकका भध है कि “यह मे 
भि पहले शुक्र उपफोणमे कभी नही रे! इस समच दन बलपूर्वक इसे अपने उणो ला रहे हो'। दूस कहता है, नह, 
माले का चिरकालसे वह भनि सर धिरे है यह अधि विक विवाद हुआ। एक करता है, 'पह सीमा है” दस 
कत है, “नह, कह है' को यह "सौमाविययक” विर हआ 

'३ सोके परिचायक चि दो प्रकार होने चाहे प्रकाश” और "उकार जद, रत पला, समत, स, घ, 
दकल बृष, पु, वेश, मी और लेसे य स्थत-वै सब ' परक चिछ' ई  पोखो, कु, ड़, करने और देवी 
आदि भी प्रकाश चिके हो अत है सोके लिये कु कि हुए वि छ होने चे से-पर शह गे चाल, की 
जी, राख, खोप, करमा, ईंट, कोवला, कंक और कलन लड़ दिये जादँ। 


प्रकार दण्ड देना चाहिये-इसका विचार किया 
जाता है--) राजा दूसरेके खेतकी फसलको नष्ट 
'करनेवाली भैसपर आठ माष (पणका बोसवां | 
भाग) दण्ड लगावे। गौपर उससे आधा और 
भेङ-बकरीपर उससे भी आधा दण्ड लगावे। 
यदि भैंस आदि पशु खेत चरकर वहीं बैठ जायें, 
तो उनपर पूर्वकथितसे दूना दण्ड लगाना चाहिये। 
जिसमें अधिक मत्रे तृण और काष्ठ उपजता है, 
ऐसा भूप्रदेश जब स्वामीसे लेकर उसे सुरक्षित 
रखा जाता है तो उसे 'विवीत' (रक्षित या रखांतु) 
कहते हैं। उस रखांतुको भी हानि पहुँचानेपर इन 
भैंस आदि पशुओपर अन्य खेतोके समान ही 
दण्ड समझे। इसी अपराधमें गदहे और उँटोपर 
भी भैसके समान ही दण्ड लगाना चाहिये। जिस 
खेतमें जितनी फसल पशुओंके द्वारा नष्ट की 
जाय, उसका सामन्त आदिके द्वारा अनुमानित 
फल गो-स्वामीको समीके लिये दण्डके रूपमे 
देना चाहिये और चरवाहोंको तो केवल शारीरिक 
दण्ड देना (कुछ पीट देना चाहिये)। यदि गो- 
स्वामीने स्वयं चराया हो तो उससे पूरवोक्त दण्ड 
ही वसूल करना चाहिये, ताड़ना नहीं देनी चाहिये। 
यदि खेत रास्तेपर हो, गाँवके समीप हो अथवा 
मके 'विवीत' (सुरक्षित) भूमिके निकट हो 
और वहाँ चरवाहे अथवा गो-स्वामीकी इच्छा न 
होनेपर भी अनजानेमें पशुओंने चर लिया अथवा 
'फसलको हानि पहुँचा दी तो उसमें गो-स्वामी 
तथा चरबाहा-दोनॉमेंसे किसोका दोष नहीं माना 
जाता, अर्थात्‌ उसके लिये दण्ड नहीं लगाना 
चाहिये; किंतु यदि स्वेच्छासे जान-बूझकर खेत 
चाया जाय तो चरानेवाला और गो-स्वामी दोनों 
चोरकी भाँति दण्ड पानेके अधिकारी हैं। सौड़, 
वृषोत्सर्गकी विधिसे या देवी-देवताको चढ़ाकर 
छोडे गये पशु, दस दिनके भीतरकी ज्यायो हुई 


गाय तथा अपने यूथसे बिछड्कर दूसरे स्थानपर 


आया हुआ पशु-ये दूसरेकी फसल चर लें तो 
भौ दण्डनीय रहीं हैं, छोड़ देने योग्य हैं। 
जिसका कोई चरवाहा न हो, ऐसे देवोपहत तथा 
राजोपहत पशु भी छोड़ हौ देने योग्य हैं। गोप 
(साह) ग्रातःकाल गौओंके स्वामीके सँभलाये 
हुए पशु सायंकाल उसी प्रकार लाकर स्वामीको 
सौंप दे। वेतनभोगी ग्वालेके प्रमादे मृत अथवा 
खोये हुए पशु राजा उससे पशु-स्वामीको दिलाये। 
गोपालकके दोषसे पशुओंका विनाश होनेपर उसके 
ऊपर साढ़े तेरह पण दण्ड लगाया जाय और चह 
स्वामीको न्ट हुए पशुका मूल्य भी दे। 
गमवासियोंकी इच्छासे अथवा राजाकी आज्ञाके 
अनुसार गोचारणके लिये भूमि छोड़ दे; उसे 
जोते-बोये नहीं। ब्राह्मण सदा, सभी स्थानोंसे 
दृण, काष्ठ और पुष्प ग्रहण कर सकता है। प्राम 
और क्षेत्रका अन्तर सौ धुके प्रमाणका हो, 
अर्थात्‌ गाँवके चारों ओर सौ-सौ धनुष भूमि 
परती छोड़ दौ जाय और उसके बादकी भूमिपर 
ही खेती की जाय। खर्वट (बड़े गाव) और 
क्षेत्रका अन्तर दो सौ धनुष एवं नगर तथा क्षेत्रका 
अन्तर चार सौ धनुष होना चाहिये॥ १०--१८॥ 
अस्वामिविक्रय 


(अब अस्वामिविक्रय नामक व्यवहारपदपर 
विचार आरम्भ कसो हैं--ारदजीने अस्वामिविक्रय 
का लक्षण इस प्रकार बताया है-- 
निक्षिप्तं खा परद्रव्यं नहं लब्थ्वापहत्य या। 
विकीयतेऽसमकषं यत्‌ स ज्ेयोउस्वामिविक्रय: ॥ 
अर्थात्‌ घरोहरके तौरपर रखे हुए पराये द्रव्यको 
खोया हुआ पाकर अथवा स्वयं चुराकर जो स्वामीके 
'परोक्षमें बेच दिया जाता है, वह 'अस्वामिविक्रय' 
कहलाता है ।' द्रव्यका स्वामी अपनी वस्तु दूसरेके 
दा बेची हुई यदि किसी खरीददारके पास देखे 
खो उसे अवश्य पकड़े--अपने अधिकारमें ले ले। 
वहाँ “विक्रीत' शब्द “दत्त! और 'आहित'का भी 


„अध्याय २५७० 


उपलक्षण है। अर्थात्‌ यदि कोई दूसरेको रखी हुई 
वस्तु उसे बताये बिना दूसरेके यहाँ रख दे या 
दूसरेको दे दे तो उसपर यदि स्वामीकी दृष्टि पड 
जाय तो स्वामी उस वस्तुको हठात्‌ ले ले या 
अपने अभिकारमें कर ले; क्योकि उस वस्तुसे 
उसका स्वामित्व निवृत्त नहीं हुआ। यदि खरीदार 
उस वस्तुको खरीदकर छिपाये रखे, किसीपर 
प्रकट न करे तो उसका अपराध माना जाता है। 
तया जो हीन पुरुष है, अर्थात्‌ उस वयक प्राप्तिके 
उपायसे रहित है, उससे एकानामे कम मूल्यमे 
और असमयमें (रात्रि आदिमे) उस वस्तुको 
खरीदनेवाला मनुष्य चोर होता है, अर्थात्‌ चोरके 
समान दण्डनीय होता है। अपनी खोयी हुई या 
चोरीमें गयी हुई वस्तु जिसके पास देखे, उसे 
स्थानपाल आदि राजकर्मचारीसे पकड़वा दे। यदि 
उस स्थान अथवा समयमे राजकर्मचारी न मिले 
तो चोरको स्वयं पकड़कर राजकर्मचारीको सौंप 
दे। यदि खरीददार यह कहे कि “मैंने चोरी नहाँ 
की है, अमुकसे खरीदी है', तो वह बेचनेवालेको 
'पकड़वा देनेपर शुद्ध (अभियोगसे मुक्त) हो जाता 
है। जो नष्ट या अपहत वस्तुका विक्रेता है, उसके 
पाससे द्रव्यका स्वामी द्रव्य, राजा अर्थदण्ड और 
खरीदनेवाला अपना दिया हुआ मूल्य पाता है। 
वस्तुका स्वामी लेख्य आदि आगम या उपभोगका 
प्रमाण देकर खोयी हुई वस्तुको अपनी सिद्ध 
करे। सिद्ध न करनेपर राजा उससे वस्तुका पञ्चमांश 
दण्डके रूपमे ग्रहण करे। जो मनुष्य अपनी खोयी 
हुई अथवा चुरायी गयी वस्तुको राजाको बिना 
बतलाये दूसरेसे ले ले, राजा उसपर छानबे पणका 
अर्थदण्ड लगावे। शौल्किक (शुल्कके अधिकारी) 
या स्थानपाल (स्थनरक्षक) जिस खोये अथवा 
चुराये गये द्रव्यको राजाके पास लाये, उस ड्रव्यको 
एक वर्षके पूर्व ही वस्तुका स्वामी प्रमाण देकर 
प्राप्त कर ले; एक वर्षके बाद राजा स्वयं उसे ले 


ले। घोड़े आदि एक खुरवाले पशु खोनेके बाद 
मिलें, तो स्वामी उनको रक्षाके निमित्त चार पण 
राजाको दे; मनुष्यजातीय द्रव्यके मिलनेपर पाँच 
पण; भैंस, ऊँट और गौके प्राप्त होनेपर दो-दो 
पण तथा भेड-बकरीके मिलनेपर पणका चतुर्था 
राजाको अर्पित करे॥१९--२५॥ 
दत्ताप्रदानिक 

[“दत्तप्रदानिक 'का स्वरूप नारदने इस प्रकार 
बताया है--'“जो असम्यग्रूपसे (अयोग्य मार्गका 
आश्रय लेकर) कोई द्रव्य देके पक्षात्‌ फिर उसे 
लेना चाहता है, उसे 'दत्ताप्रदानिक' नामक 
व्यवहारपद कहा जाता है।” इस प्रकरणमें इसीपर 
विचार किया जाता है।] 

जौविकाका उपरोध न करते हुए ही अपनी 
वस्तुका दान करे; अर्थात्‌ कुटुम्बके भरण-पोषणसे 
चा हुआ धन हो देनेयोग्य है। स्त्री और पुत्र 
किसीको न दे। अपना वंश होनेपर किसीको 
सर्वस्वका दान न करे। जिस वस्तुको दूसंरेकै 
लिये दनक प्रतिज्ञा कर लौ गयी हो, यह वस्तु 
उसौको दे, दूसरेको न दे। प्रतिग्रह प्रकटरूपमें 
रहण करे। विशेषतः स्थावर भूमि, वृक्ष आदिका 
प्रह तो सबके सामने ही ग्रहण करना चाहिये। 
जो वस्तु जिसे धमार्थ देनेकी प्रतिज्ञा की गयी हो, 
चह उसे अवश्य दे दे और दी हुई वस्तुका 
कदापि फिर अपहरण न करे-उसे वापस न 
'ले॥२६-२७॥ 


क्रीतानुशय 

(अब 'क्रीतानुशय' बताया जाता है। इसका 
स्वरूप तारदजीने इस प्रकार कहा है--“जो खरीदार 
मूल्य देकर किसी पण्य वस्तुको खरीदनेके बाद 
उसे अधिक महत्त्वकी वस्तु नहीं मानता है, अतः 
उसे लौटाना चाहता है तो यह मामला 'क्रौतानुशय' 
जामक विवादपद कहलाता है। ऐसी वस्तुको 
जिस दिन खरोदा जाय, उसी दिन अविकृतरूपसे 


५१० 


७ अख्निपुसाण + 


पि 


रयम 


मालधनीको लौटा दिया जाय। यदि दूसरे दिन. 
जलौटावे तो क्रेता मूल्यसे ;; वा भाग छोड़ दे। यदि 
तीसरे दिन लौटावे तो ह बाँ भाग छोड़ दे। इसके 
बाद वह वस्तु खरीददारकी हौ हो जाती है, वह 
उसे लौटा नहीं सकता।'') अब बोज आदिके 
विषयमे बताते है-॥ २७ ६॥ 

'बोजकी दस दिन, लोहेकी एक दिन, वाहनकी 
पाँच दिन, रोकी सात दिन, दासीकी एक मास, 
दूध देनेवाले पशुकी तीन दिन और दासकी एक 
पक्षतक परीक्षा होती है। सुवर्ण अग्रिम डालनेपर 
क्षीण नहीं होता; परंतु चाँदी प्रतिशत दो पल, रगे 
और सीसेमेँ प्रतिशत आठ पल, तामे पाँच पल 
और लोहेमें दस पल कमी होती है। ऊन और 
रके स्थूल सूतसे बुने हुए कपड़ेमें सौ पलमें दस 
लकी वृद्धि होती है। इसी प्रकार मध्यम सूते 
पाँच पल और सूक्ष्म सूतमें तीन पलकी वृद्धि 
'जाननी चाहिये। कार्मिक (अनेक रङ्गके चित्रसे 
युक्त) और रोमबद्ध (किनोरेपर गुष्छोंसे सुळ) 
अस्त्रमें तीसवाँ भाग क्षय होता है। रेशम और 
'वल्कलके बुने हुए यस्मे न तो क्षय होता है और 
ज वृद्धि ही। उपर्युक्त दरव्योके नष्ट होनेपर द्य 
ज्ञानकुशल व्यक्ति देश, काल, उपयोग और नष्ट 
हुए वस्तुके सारासारकी परीक्षा करके जितनी 
हानिका निर्णय कर दें, राजा उस हानिकी शिल्पियोंसे 
अवश्य पूर्ति कराये ॥ २८-३२॥ 


अध्युपेत्याशुभ्रूषा 

(सेवा स्वीकार करके जो उसे नहीं करता है, 
उसका यह वर्ताव ' अध्युपत्याशुमुथा' नामक 
च्यवहारपद है।) जो बलपूर्वक दास बनाया गया 
है और जो चोरोंके द्वारा चुराकर किसीके हाथ 
बेचा गया है-ये दोनों दासभावसे मुक्त हो सकते 
हैं। यदि स्वामी इन्हें न छोड़े तो राजा अपनी 
शक्तिसे इन्हें दासभावसे छुटकारा दिलाये। जो 
स्वामीको प्राणसंकटसे बचा दे, वह भी दासभावसे 


मुक्त कर देनेयोग्य है। जो स्वामीसे भरण-पोषण 
पाकर उसका दास्य स्वीकार करके कार्य कर रहा 
है, वह भरण-पोषणरमे स्वामीका जितना धन खर्च 
करा चुका है, उतना धन वापस कर दे तो दास- 
भावसे छुटकारा पा जाता है। जितना धन लेकर 
स्वामीने किसरको किसी धनीके पास बन्धक रख 
दिवा है, अथवा जितना धन देकर किसी धनीने 
किसी ऋणग्राहोको ऋणदातासे खुड़ाया है, उतना 
धन सूदसहित वापस कर देनेपर आहित दास भी 
दासत्वसे छुटकारा पा सकता है। प्रव्ण्यावसित 
(संन्यासप्रष्ट आथवा आरूङ्पतित) मनुष्य यदि 
इसका प्रायश्चित न कर ले तो मरणपर्यन्त राजाका 
दास होता है। चारों वर्ण अनुलोमक्रमसे ही दास 
हो सकते हैं, प्रतिलोमक्रमसे नहीं। विद्यार्थी 
विदयग्रहणके पक्षात्‌ गुरुके घरमे आदद शिल्प- 
शिक्षाके लिये यदि रहना चाहे तो समय निशित 
करके रहे। यदि निश्चित समयसे पहले वह शिल्प- 
शिक्षा प्राप्त कर ले तो भी उतने समयतक वहाँ 
अवश्य निवास करे। उन दिनों वह गुरुके घर 
भोजन करे और उस शिल्पसे उपार्णित धन गुरुको 
ही समर्पित करे ॥३--३५॥ 
_संविद्‌-व्यतिक्रम 

(नियत कौ हुई व्यवस्थाका नाम 'समय' या 
“संवद्‌ है। उसका उल्लङ्घन 'संविद्‌-व्यतिक्रम' 
कहलाता है। यह विवादका पद है।) 

राजा अपने नगरमे भवन-निर्माण कराकर उममें 
चेदवि्या-सम्पन ब्राह्मणोंकों जीविका देकर बसावे 
और उनसे प्रार्थना को कि 'आप यहाँ रहकर 
अपने धर्मका अनुष्ठान कीजिये ।'ब्राहाणोंको अपने 
धर्में बाधा न डालते हुए जो सामयिक और 
राजाय निर्धारित धर्म हो, उसका भी यतपूर्वक 
पालन करना चाहिये। जो मनुष्य समूह या संस्थाका 
झव्यग्रहण और मर्यादाका उल्लङ्घन करता हो, राजा 
उसका सर्वस्व छीनकर उसे राज्यसे निर्वासित कर 


4 अध्याय २५७० 


_ ममम ममलम 


दे। अपने समाजके हितैषी मनुष्योंके कथनानुसार 
ही सब मनुष्यको कार्य करना चाहिये । जो मनुष्य 
समाजके विपरीत आचरण करे, राजा उसे प्रथम 
साहसका दण्ड” दे। समूहके कार्यको सिद्धिके 
लिये राजाके पास भेजा हुआ मनुष्य राजासे जो 
कुछ भी मिले, वह समाजके श्रेष्ठ व्यियॉको 
बुलाकर समर्पित कर दे। यदि वह स्वयं लाकर 
जहाँ देता तो राजा उससे ग्यारहगुना धन दिलावे। 
जो वेदज्ञान-सम्पन्न, पवित्र अन्तःकरणवाले, 
'लोभशून्य तथा कार्यका विचार करनेमें कुशल हों, 
उन समूहके हितैषी मनुष्यांका वचन सबके लिये 
पालनीय है। “श्रेणी! (एक व्यापाससे जीविका 
चलानेवाले), “मैगम' (वेदो धर्मका आचरण 
करनेवाले), 'पाखण्डी' (वेदविरुद्ध आचरणवाले) 
और गण' (अस्व-शस्बोसे जीविका चलानेवाले)-- 
इन सब लोगोंके लिये भौ यही विधि है। 
राजा इनके धर्मभेद और पूर्ववृत्तिका संरक्षण 
करे॥ ३६-४२॥ 
चेतनादान 

जो भृत्य वेतन लेकर काम छोड़ दे, वह 
स्वामीको उस येतनसे दुगुता धन लौटाये। चेतन 
न लिया हो तो वेतनके समान धन उससे ले। 
भृत्य सदा खेती आदिके सामानकी रक्षा करे। जो 
चेतनका निश्चय किये बिना धृत्यसे काम लेता है, 
राजा उसके वाणिज्य, पशु और शस्यकी आयका 
दशांश भृत्यको दिलाये। जो भृत्य देश-कालका 
अतिक्रमण करके लाभको अन्यथा (औसतसे भी 
कम) कर देता है, उसे स्वामी अपने इच्छानुसार 
चेतन दे। परंतु औसतसे अधिक लाभ प्राप्त कशानेपर 
भृत्यको वेतनसे अधिक दे। वतन निश्चित करके 
दो मनुषपसे एक ही काम कराया जाय और यदि 
बह काम उनसे समाप्त न हो सके तो जिसने 


जितना काम किया हो, उसको उतना वेतन दे 
और यदि कार्य सिद्ध हो गया हो तो पूर्वनिद्चित 
चेतन दे। यदि भारवाहकसे राजा और देवता- 
सम्बन्धी पात्रके सिवा दूसरेका पात्र फूट जाय तो 
राजा भारवाहकसे पात्र दिलाये। यतमे विध्न 
करवले भृत्यपर वेतनसे दुगुना अर्थदण्ड करे। 
जो भूत्य यात्रारम्भके समय काम छोड्‌ दे, उससे 
चेतनका सातवा भाग, कुछ दूर चलकर काम 
छोड़ दे, उससे चतुर्थ भाग और जो माकि मधयम 
काम छोड़ दे, उससे पूरा वेतन राजा स्वामीको 
दिलावे। इसी प्रकार भृत्यका त्याग करनेवाले 
स्वामीसे राजा भृत्यको दिलाये॥ ४३--४८॥ 
चूत-समाह्य 

(जूएमे छलसे काम लेना 'पूतसमाह्य' है। 
प्रनिभिन पदार्थ-सोना, चाँदी आदिसे खेला 
जानेवाला जूआ "दूत' कहलाता है । किंतु प्राणियोंको 
चुड़दौड़ आदिमे दाँवपर लगाकर खेला जाय तो 
उसको “समाहय' कहा जाता है।) परस्परकी 
स्वीकृतिसे कल्पित पण (शर्त)-को 
“ग्लह कहते हैं। जो जुआरियोको खेलनेके लिये 
सभा-भवन प्रदान करता है, वह 'सभिक' कहलाता 
है। “गह या दौँवमें सौ या इससे अधिक वृद्धि 
(लाभ) प्राप्त करनेवाले धूर्त जुआरीसे 'सभिक' 
प्रतिशत पाँच पण अपने भरण-पोषणके लिये ले। 
फिर दूसरी बार उतनी ही वृद्धि प्राप्त करनेवाले 
अन्य जुआरीसे प्रतिशत दस पण ग्रहण करे। 
राजाके द्वारा भलीभौति सुरक्षित घूतका अधिकारी 
सभिक राजाका निश्चित भाग उसे दे। जीता 
हुआ धन जौतनेवालेको दिलाये और क्षमा- 
(परायण होकर सत्य-भाषण करे। जब दूतका 
सिक और प्रख्यात जुआरियोंका समूह राजाके 
समीप आये तथा राजाको उनका भाग दे दिया 


सकि में कहा है कि पलमा साहसका दणड से सन म्मा सरा दण्ड पोच स सय ओर उन साहसका 


दण्ड एक हजार पण है। 


५१२ 


2 अम्विपुराण« 


झअकककककककककक रू कक ७ ८5 ७5८७ ७ कक कक कक ८ कक कक कस 


गया हो तो राजा जीतनेवालेको जीतका धन: 
दिला दे, अन्यथा न दिलाये। चूत-व्यवहारको 
देखनेवाले सभासदके पदपर राजा उन जुआरियोंको 
ही नियुक्त करे तथा साक्षी भी घूतकरोको हो 
बनाये। कृत्रिम पाशोंसे छलपूर्वक जूआ खेलनेवाले 


अनुष्योके ललाटमें चिह्न करके राजा उन्हें देशसे 
निर्वासित कर दे। चोरको पहचाननेके लिये दूतम 
एक ही किसोको प्रधान बनावे, यही विधि 'प्राणि- 
घूत-समाहव' (घुड्दौङ्) आदियें भी जाननी 
चाहिये ॥४९-५३॥ 


व्यवहारके वाक्यारुष्य, दण्डपारुष्य, साहस, विक्रियासम्प्रदान, सम्भूय-समुत्थान, 
स्तेय, स्वी-संग्रहण तथा प्रकीर्णक--इन विवादास्पद विषयोपर विचार 


चाक्पारुष्य 

[अब 'वाक्पारष्य' (कठोर गाली देने आदि)- 
के विषयमे विचार किया जाता है। इसका लक्षण 
जारदजीने इस प्रकार बताया है-““देश, जाति 
और कुल आदिको कोसते हुए उनके सम्बन्धे 
जो अश्लील और प्रतिकूल अर्थवाली बात कही 
जाती है, उसको 'वाक्पारष्य' कहते हैं।' प्रतिकूल 
अर्थवालीसे तात्पर्य है--उट्देगजनक वाक्यसे । जैसे 
कोई कहे--"गौडदेशवाले बड़े झगड़ालू होते है" 
तो यह देशपर आक्षेप हुआ। 'ब्राह्मण बड़े लालची 
होते हैं'-यह जातिपर आक्षेप हुआ, तथा 
'विश्वामित्रगोत्रीय बड़े कूर चरित्रवाले होते हैं 
यह कुलपर आक्षेप हुआ। यह 'वाकपारुष्य' तीन 
प्रकारका होता है-'निहुए', “अस्लील' और 'तीव्र'। 
इनका दण्ड भी उतत भारी होता है। आक्षेपयुक 
चचनको "नुर" कहते हैं, जिसमें अभद्र बात 
कही जाय, वह 'अस्लील' है और जिससे किसीपर 
पातकी होनेका आरोप हो, वह वाक्य 'तीत्र” है। 
जैसे किसीने कहा-'तू मूर्ख है, मौगड़ है, तुझे 
ककार है'--यह साक्षेप वचन टु 'क कोटियें 
आता है, किसीकी मौ-बहिनके लिये गाली निकालना 


“अस्लील' है और किसीको यह कहना कि "तू | 


बी है, गुरुपब्रोगामी है'-ऐसा कटुवचन तत्र 
कहा गया है। इस तरह वाक्पारुष्यके अपराधोंपर 
दण्डविधान कैसे किया जाता है, इसीका यहाँ 
विचार है-] 

जो न्यूनाङ्ग (लैगड़े लूले आदि) हैं, व्यूनेन्रिय 
(अन्धे-बहरे आदि) हैं तथा जो रोगी (दूषित 
चर्मबाले, कोडी आदि) हैं, उनपर सत्यवचन, 
असत्यवचन अथवा अन्यधा-स्तुतिके द्वारा कोई 
आक्षेप करे तो राजा उसपर साढ़े बारह पण दण्ड 
'लगाये। (“इन महोदयकी दोनों आँखें नहीं हँ, 
इसलिये लोग इन्हें 'अंधा' कहते हैं'--यह 
सत्यवचनद्धाता आक्षेप हुआ। “इनकी आँखें तो 
सही-सलामत हैं, फिर भी लोग इन्हें “अंधा' 
कहते हैं”'-यह असत्यवचनद्वारा आक्षेप हुआ। 
“खुम विकृताकार होनेसे हौ दर्शनीय हो गये हो' 
यह 'अन्यथास्तुति' है।)॥१॥ 

जो मनुष्य किसीपर आक्षेप करते हुए इस 
प्रकार कहे कि “मैं तेरी बहिनसे, तेरी माँसे 
समागम करूँगा' तो राजा उसपर पचीस पणका 
अर्थदण्ड लगाये। यदि गाली देनेवालेकी अपेक्षा 
गालो पानेवाला अधम* है तो उसको गाली 
देनेके अपराधमें श्रेष्ठ पुरुषपर उक्त दण्डका आधा 


प यम ओर आबो दे मि हुआ 


+ अच्याब २०८० 


लगेगा तथा परायी स्त्री एवं उच्चजातिवालेको 
अधमके द्वारा गाली दी गयी हो तो उसके ऊपर 
पूर्वोक्त दण्ड दुगा लगाया जाय। वर्ण और जातिको 
लघुता और रको देखकर राजा दण्डको व्यवस्था 
'करे। वणक 'प्रातिलोम्यापवाद'में अर्थात्‌ निम्तव्णके 
पुद उच्चवर्णके पुरुषपर आक्षेप किये जानेपर 
डुगुने और तिगुने दण्डका विधान है। जैसे ब्राह्मणको 
'कढुवचन सुनानेवाले त्रिप पूर्वोक्त विण दण्ड, 
पचास पणसे दुगुने दण्ड सौ पण, लगाये जाने 
चाहिये तथा वहीं अपराध करनेवाले वैश्यपर 
तिगुने, अर्थात्‌ डेढ़ सौ पण दण्ड लगने चाहिये। 
इसी तरह 'आतुलोम्यापवाद मे, अर्थात्‌ उच्चवर्णहास 
हीनवणकि मनुष्यपर आक्षेप किये जानेपर क्रमशः 
आधे-आधे दण्डकी कमी हो जाती है। अर्थात्‌ | 
आहण क्षत्रियपर आक्रोश करे तो पचास पण 
दण्ड दे, वैश्यपर करे तो पच्चीस पण और यदि 
शापर करे तो साढ़े बारह पण दण्ड दे। यदि 
कोई मनुष्य वणवा दूसरोंको इस प्रकार धमकाने 
कि “मै तुम्हारी बाँह उखाड़ लूँगा, गर्दन मरोड़ 
दूँगा, आँखें फोड़ दूँगा और जाँच तोड़ डालूँगा' 
तो राजा उसपर सौ पणका दण्ड लगावे और जो 
पैर, नाक, कान और हाथ आदि तोड्नेको कहे, 
उसपर पचास पणका अर्थदण्ड लागू करे। यदि 
असमर्थ मनुष्य ऐसा कहे, तो राजा उसपर दस 
पण दण्ड लगाये और समर्थ मनुष्य असमर्थको 
ऐसा कहे, तो उससे पूर्वोछ सौ पण दण्ड वसूल 
करे। साथ हौ असमर्थ मनुष्यकी रक्षाके लिये 
उससे कोई 'प्रतिभू' (जमानतदार) भी माँगे। 
'किसीको पतित सिद्ध कलेके लिये आक्षेप कसलेबाले 
अनुष्यको मध्यम साहसका दण्ड देना चाहिये तथा 
उपपातकका मिथ्या आरोप करलेवालेपर प्रथम 
साहसका दण्ड लगाना चाहिये। वेदविद्या-सम्पन्न 
हाण, राजा अथवा देवताकी निन्दा करनेबालॉको 
उत्तम साहस, जातियोंके सङ्घकी निन्दा कसलेबालेको 
मध्यम साहस और ग्राम या देशकी निन्दा 


करनेबालेको प्रथम साहसका दण्ड देना 
चाहिये ॥ २-८॥ 
दण्डपारुष्य 

[अब “दण्डपारुष्य' प्रस्तुत किया जाता है। 
जारदजीके कथनानुसार उसका स्वरूप इस प्रकार 
है--'“दूसरोंके शरीरपर, अथवा उसकी स्थावर- 
जङ्गम वस्तुऑपर हाथ, पैर, अस्त्र-शस्त्र तथा 
पत्थर आदिसे जो चोट पहुँचायी जाती है तथा 
राख, धूल और मल-मू आदि फॅककर उसके 
मनम दुःख उत्पन्न किया जाता है, यह दोनों ही 
प्रकारका व्यवहार 'दण्डपारुष्य' कहलाता है।” 
उसके तीन कारण बताये जाते हैं-' अवगोरण' 
(मालेके लिये उद्योग), 'निःसङ्गपातन' 
(मि्वस्तापर्वक नौचे गिरा देना) और 'क्षतदर्शन' 
(रक निकाल देना) । इन तीनोकि द्वार हन वयप, 
मध्यम ब्रव्यपर और उतम द्रव्यपर जो आक्रमण 
होता है, उसको दृष्टम रखकर “दण्डपार्ष्य के 
तीन भेद किये जाते हैं। ' दण्डपारुष्य'का निर्णय 
करके उसके लिये अपराधीको दण्ड दिया जाता 
है। उसके स्वरूपम संदेह होनेपर निर्णयके कारण 
बता रहे है-] 

यदि कोई मनुष्य जाके पास आकर इस 
आशयका अभियोगपत्र दे कि ' अमुक व्यक्तिने 
एकान्त स्थानें मुझे मारा है', तो राजा इस 
कार्यम चिहोंसे, युक्तियोंसे, आशय (जनप्रवादसे) 
तथा दिव्य-प्रमाणसे निश्चय करे। ' अभियोग 
लगानेवालेने अपने शरीरपर घावका कपटपूर्वक 
चिह तो नहीं बना लिया है', इस संदेहके कारण 
उसका परीक्षण (छानबीन) आवश्यक है । दूसरेके 
ऊपर राख, कीचड़ या धूल फेंकनेवालेपर दस 
चरण और अपवित्र वस्तु या थूक डालनेबाले, 
अथवा अपने परकी एड़ी छुआ देनेवालेपर राजा 
बोस पण दण्ड लगाये । यह दण्ड समान वर्णवालेकि 
प्रति ऐसा अपराध करनेवालाँके लिये ही बताया 
गया है। परायी स्त्रियों और अपनेसे उत्तम वर्णवाले 


पुरुषोंके प्रति पूर्वोक्त व्यवहार करनेपर मनुष्य 
डुगुने दण्डका भागी होता है और अपनेसे हीन 
चर्णवालोकि प्रति ऐसा व्यवहार करनेपर मनुष्य 
आधा दण्ड पानेका अधिकारी होता है। यदि 
कोई मोह एवं मदके वशीभूत (नरे) होकर 
ऐसा अपराध कर बैठे तो उसे दण्ड नहीं देना 
चाहिये॥ ९-११॥ 

खहाणेतर मनुष्य अपने जिस अङ्गसे ब्राह्मणको 
चौडा दे-मारे-पीटे, उसका वह अङ्ग छेदन कर 
देने योग्य है। ब्राह्मफके वधके लिये शस्त्र उठा 
लेनपर उस पुरुषको प्रथम साहसका दण्ड मिलना 
'चाहिये। यदि उसने मारलेकी इच्छासे शस्त्र आदिका 
स्पर्शमात्र किया हो तो उसे प्रथम साहसके आधे 
दण्डसे दण्डित करना चाहिये। अपने समान 
जातिवाले मनुष्यको मारनेके लिये हाथ उठानेवालेको 
दस पण, लात उठानेवालेको बीस पण और 
'एक-दूसरेके वधके लिये शस्त्र उठानेपर सभी 
वर्णके लोगोंको मध्यम साहसका दण्ड देना चाहिये। 
किसीके पैर, केश, वस्त्र और हाथ--इनमेंसे कोई- 
सा भी पकड़कर खींचने या झटका देनेपर 
अपराधीको दस पणका दण्ड लगावे। इसी तरह 
दूसरेकों कपड़ेमें लपेटकर जोर-जोरसे दबाने, 
सीट और परेसे आघात करनेपर आक्रामकसे 
सौ पण यसूल करे। जो किसीपर लाठी आदिसे 
ऐसा प्रहार करे कि उसे दुःख तो हो, किंतु 
शीसे रक्त न निकले, तो उस मनुष्यपर बत्तीस 
'पण दण्ड लगावे। यदि उस प्रहारसे रक्त निकल 
आवे तो अपराधीपर इससे दूना, चौंसठ पण 
दण्ड लगाया जाना चाहिये। किसीके हाथ-पाँव 
अथवा दाँत तोड़नेवाले, नाक-कान काटनेवाले, 
वको कुचल देनेवाले या मारकर मृतकतुल्य 
जना देनेवालेपर मध्यम साहस-पाँच सौ पणका 
दण्ड लगाया जाय। किसीकी चेष्टा, भोजन या 
ाणीको रोकनेवाले आँख, नि आदिको फोड़ने 
या छेदनेवाले या कंधा, भुजा और जाँच तोड्नेवालेको 


भरी मध्यम साहसका दण्ड देना चाहिये। यदि 
बहुत-से मनुष्य मिलकर एक मनुष्यका अङ्ग- 
भङ्ग करें तो जिस-जिस अपराधके लिये जो-जो 
दण्ड बताया गया है, उससे दूना दण्ड प्रत्येकको 
दे। परस्पर कलह होते समय जिसने जिसकी जो 
वस्तु हड़प ली हो, राजाको आज्ञासे उसे उसकी 
चह वस्तु लौटा देनी होगी और अपहरणके अपराध 
उस अपहत वस्तुके मूल्यसे दूना दण्ड राजाके 
लिये देना होगा। जो मनुष्य किसीपर प्रहार करके 
उसे घायल कर दे, वह उसके घाव भरने और 
स्वस्थ होनेतक औषध, पथ्य एवं चिकित्सामें 
जितना व्यय हो, उसका भार वहन करे। साथ ही 
जिस कलहके लिये जो दण्ड बताया गया है, 
उतना अर्थदण्ड भौ चुकाये। नावसे लोगौंको पार 
उतारनेवाला नाविक यदि स्थलमार्गका शुल्क ग्रहण 
करता है तो उसपर दस पण दण्ड लगाना चाहिये। 
यदि यजमानके पास वैभव हो और पढ़ोसमें 
विद्वान्‌ और सदाचारी ब्राह्मण बसते हों तो श्राद्ध 
आदिय उनको निमन्त्रण न देनेपर उस यजमानपर 
भी वही दण्ड लगाना चाहिये। किसीकी दीवारपर 
मुदूगर आदिसे आघात करनेवालेपर पाँच पण, 
उसे विदीर्ण करनेबालेपर दस पण तथा उसको 
फोड़ने या दो टूक करनेवालेपर बौस पण दण्ड 
लगाया जाय और वह दौवार गिरा देनेवालेसे 
तीस पण दण्ड वसूल किया जाय। साथ ही उस 
दीवारके मालिकको नये सिरेसे दौबार बनानेका 
व्यय उससे दिलाया जाय। किसीके घरमें 
डुःखोत्पादक वस्तु-कण्टक आदि फेंकनेवालेपर 
सोलह पण और शीघ्र प्राण हरण करनेवाली 
वस्तु--विषधर सर्प आदि फेंकनेपर मध्यम साहस-- 
पाँच सौ पण दण्ड देनेका विधान है। क्ष पशुको 
चौड़ा पहुँचानेवालेपर दो पण, उसके शरीरसे रुधिर 
निकाल देनेवालेपर चार पण, सींग तोड़नेवालेपर 
छः पण तथा अङ्ग-भङ्ग करनेवालेपर आठ पण 
दण्ड लगावे। क्षुद्र पशुका लिङ्ग-छेदन करने या 


५ अध्याय २०८० 


उसको मार डालनेपर मध्यम साहसका दण्ड दे 
और अपराधीसे स्वामीको उस पशुका मूल्य दिलावे। 
अहान्‌ पशु--हाथी-घोडे आदिके प्रति दुःखोत्पादन 
आदि पूर्वो अपराध कसनेपर धुर पशुओंकी 
अपेक्षा दूना दण्ड जानना चाहिये। जिनको डालियाँ | 
कर मत समा थी नन, बह 
जाती हैं, चे बरगद आदि वृक्ष hub 
कहलाते हैं। ऐसे प्ररोही वृक्षोंकी तथा जिनकी 
डालियाँ नहीं होतो, परंतु जो 
जीविका साधन बनते हैं, उन आम 
आदि वृक्षोंकी शाखा, स्कन्ध तथा मूलसहित 
समूचे वृक्षका छेदन करनेपर क्रमशः बीस पण, 
चालीस पण और अस्सी पण दण्ड लगानेका 
विधान है॥ १२-२५॥ 


साहस-प्रकरण 

(अब 'साहस' नामक विवादपदका विवेचन 
'करनेके लिये पहले उसका लक्षण बताते हं) 
सामान्य द्रव्य अथवा परकीय ब्रव्यका बलपूर्वक 
अपहरण 'साहस' कहलाता है। (यहाँ यह कहा 
गया कि राजदण्डका उल्लङ्घन करके, जनसाधारणके 
आक्रोशकी कोई परवा किये बिना राजकीय 
पुरुषासे भिन्न लोगोंके सामने जो मारण, अपहरण 
तथा पर्क प्रति बलात्कार आदि किया 
जाता है, वह सब 'साहस'की कोटियें आता 
है।) जो दूसरोंके द्रव्यका अपहरण करता है, 
उसके ऊपर उस आपहत द्रव्यके मूल्यसे दूना 
दण्ड लगाना चाहिये। जो “साहस' (लूट-पाट, 
डकैती आदि) कर्म करके उसे स्वीकार नहीँ 
'करता- मैंने नहँ किया है'--ऐसा उत्तर देता है, 
उसके ऊपर वस्तुके मूल्यसे चौगुना दण्ड लगाता 
उचित है॥ २६॥ 

जो मनुष्य दूसरेसे डकैती आदि *साहस" 


५९५ 


'कस्वाता है, उससे उस साहसके लिये कथित 
दण्डे दूना दण्ड लेना चाहिये। जो ऐसा कहकर 
कि “मैं तुम्है धन दूँगा, तुम "साहस" (डकैती 
आदि) करो”, दूसरे 'साहस'का काम कराता 
है, उससे साहसिकके लिये नियत दण्डकी 
अपेक्षा चौगुना दण्ड वसूल करना चाहिये। श्रेष्ठ 
पुरुष (आचार्य आदि)-कौ निन्दा या आज्ञाका 
उल्लङ्घन करनेवाले, भ्रातृपत्री (भौजाई या 
भयहु)-पर प्रहार करनेवाले, प्रतिज्ञा करके न 
देनेवाले, किसीके बंद घरका ताला तोड़कर 
खोलनेवाले तथा पड़ोसी और कुटुम्बीजनोंका 
अपकार कस्नेवालेपर राजा पचास पणका दण्ड 
गावे, यह शास्त्रका निर्णय है॥ २७-२८॥ 
(बिना नियोगके) स्वेच्छाचारपूर्वक विधवासे 
गमन करनेवाले, संकटग्रस्त मनुष्यके पुकारनेपर 
[उसको रक्षके लिये दौड़कर न जानेवाले, अकारण 
ही लोगोंको रक्षके लिये पुकारनेवाले, चाण्डाल 
होकर श्रेष्ठ जातिवालॉका स्पर्श करनेवाले, दैव 
एवं पितृकार्ये संन्यासौको भोजन करानेवाले, 
चुद, अनुचित शपथ करनेवाले, अयोग्य 
(अनधिकारी) होनेपर भी योग्य (अधिकारी)- 
के कर्म (वेदाध्ययनादि) करनेवाले, बैल एवं धुर 
'पशु-बकरे आदिको बधिया करनेवाले, साधारण 
स्तुमें भी ठगी करनेवाले तथा दासीका गर्भ 
गिरानेवालेपर एवं पिता-पुत्र, बहिन-भाई, पति- 
प्न तथा आचार्य-शिष्य-ये पतित न होते हुए 
भी यदि एक-दूसरेका त्याग करते हों तो इनके 
ऊपर भी सौ पण दण्ड लगावे। यदि थोबी 
'दूसरोके वस्त्र पहने तो तीन पण और यदि बेचे, 
भड़ेपर दे, बन्धक रखे या मँगनी दे, तो दस पण 
अर्थदण्डके योग्य होता है" । तोलनदण्ड, शासन, 
मान (प्रस्थ, द्रोण आदि) तथा नाणक (मुद्रा 


उ अपाक के को रादर ह, यहो मले बक पल ह; प जो सत उसले गब कर दिया हो, उसका मूल्य 


'ह च-स्मोको अलगसै दे। मुने यह व्यवस्था दी है कि. 


“कह क एक बका घला है सो धवी उसके मूल्यका अंश 


कम करके शेष मूल्य स्यामीको चुकावे। इस ताह कई बाके धुले हुए बालका जर, तृतोखंश इत्यादि कम करके यह लौटे 


आदिसे चिहित निष्क आदि)--इनमें जो कूटकारी 
(मानके वजनमें कमी-बेशी तथा सुवर्णे तवे 
आदिकी मिलावट करनेवाला) हो तथा उससे 
कूट-तुला आदि व्यवहार करता हो, उन दोनॉको 
पृथक्‌-पृथक्‌ उत्तम साहसके दण्डसे दण्डित करना 
चाहिये। सिवकोंकी परीक्षा करते समय यदि पारखी 
असली सिकेको नकली या नकली सिक्केको असली 
तावे तो राजा उससे भी प्रथम साहसका दण्ड 
वसूल करे। जो वैद्य आयुर्वेदको न जाननेपर भी 
पशुओं, मनुष्यों और राजकर्मचारियॉकी मिथ्या 
चिकित्सा करे, उसे क्रमशः प्रथम, मध्यम और 
उत्तम साहसके दण्डसे दण्डित करे । जो राजपुरुष 
कैद न करनेयोग्य (निरपराध) मनुष्योंको राजाकी 
आज्ञाके बिना कैद करता है और बन्धनके योग्य 
बन्दीको उसके अभियोगका निर्णय होनेके पहले 
ही छोड़ देता है, उसे उत्तम साहसका दण्ड देना 
चाहिये। जो व्यापारी कूटमान अथवा तुलासे धान- 
कपास आदि पण्यद्रव्यका अष्टमांश हरण करता 
है, वह दो सौ पणके दण्डसे दण्डनीय होता है। 
अपहत द्रव्य यदि अष्टमांशसे अधिक या कम हो 
तो दण्डमें भी वृद्धि और कमी करनी चाहिये। 
ओषधि, घृत, तेल, लवण, गनय, धान्य और 
गुड़ आदि पण्यवस्तुऑमें जो निस्सार वस्तुका 
मिश्रण कर देता है, राजा उसपर सोलह पण दण्ड | 
'लगाबे॥ २९-३९॥ 

यदि व्यापारीलोग संगठित होकर राजाके 
द्वारा निश्चित किये हुए भावको जानते हुए भी 
लोभवश कारु और शिल्पियोंको पीड़ा देनेवाले 
मूल्यकी वृद्धि या कमी करें तो राजा उनपर एक 
हजार पणका दण्ड लागू करे। राजा निकटवर्ती 
हो तो उनके द्वारा जिस वस्तुका जो मूल्य निर्धारित 
कर दिया गया हो, व्यापारीगण प्रतिदिन 
'उसी भावसे क्रय-विक्रय करें; उसमें जो बचत 
हो, बही बनियोके लिये लाभकारक मानी गयी 


है। व्यापारी देशज वस्तुपर पाँच प्रतिशत लाभ 
रखे और विदेशी द्रव्यको यदि शीघ्र ही क्रय- 
विक्रय कर ले तो उसपर दस प्रतिशत लाभ ले। 
राजा दूकानका खर्च पण्यवस्तुपर रखकर उसका 
आव इस प्रकार निश्चित करे, जिससे क्रेता और 
विक्रेताको लाभ हो॥ ४०--४३॥ 
विक्रीयासम्प्रदान 


(प्रसङ्गप्राप्त ' साहस का प्रकरण समाप्त करके 
अब “विक्रीयासम्प्रदान' आरम्भ करते हैं। नारदजीके 
वचनानुसार “विक्रीयासम्प्रदान' का स्वरूप इस प्रकार 

मूल्य लेकर पण्यवस्तुका विक्रय करके जब 
खरीददारको वह वस्तु नहीं दी जाती है, तब वह 
“विकरयासमप्दान' (बेचकर भी वस्तुको न देना) 
नामक विवादास्पद कहलाता है।' विक्रेय वस्तु 
“चल' और ' अचल के भेदसे दो प्रकारकी होती 
है। फिर उसके छः भेद किये गये हैं-गणित, 
तुलित, मेय, क्रियोपलक्षित, रूपोपलक्षित और 
दौप्तिसे उपलक्षित। सुपारीके फल आदि 'गणित' 
हैं; क्योंकि वे गिनकर बेचे जाते हैं। सोना, 
कस्तूरी और केसर आदि 'तुलित' हैं; क्योंकि वे 
'तीलकर बेचे जाते हैं। शाली (अगहनी धान) 
आदि 'मेय' हैं; क्योंकि वे पात्रविशेषसे माप कर 
दिये जाते हैं। 'क्रियोपलक्षित' वस्तुमे घोड़े, भैंस 
आदिकी गणना है; क्योंकि उनकी चाल और 
दोहन आदिकी क्रियाको दृष्टम रखकर ही उनका 
ऋय-विक्रय होता है। “रूपोपलक्षित' चस्ते पण्यस्वी 
(वेश्या) आदिकी गणना है; क्योंकि उनके रूपके 
अनुसार हौ उनका मूल्य होता है। 'दीप्तिसे 
'उपलक्षित' वस्तुऑमें हीरा, मोती, मरकत और 
द्ग आदिकी गणना है। इन छह प्रकारको 
पण्यवस्तुको बेचकर, मल्य लेकर भी यदि क्रेताको 
बह वस्तु नहीं दी जाती तो विक्रेताको किस 
प्रकार दण्डित करना चाहिये, यह बताते हैं-) 
जो व्यापारी मूल्य लेकर भी ग्राहकको माल 


न दे, उससे वृद्धिसहित वह माल ग्राहकको दिलाया 
जाय। यदि ग्राहक परदेशका हो तो उसके देशमें 
ले जाकर बेचनेसे जो लाभ होता है, उस लाभसहित 
बह वस्तु राजा व्यापाणैसे ग्राहकको दिलावे। यदि 
पहला ग्राहक मालमें किसी प्रकार संदेह होनेपर 
वस्तुको न लेता चाहे तो व्यापारी उस बेची हुई 
वस्तुको भी दूसरेके हाथ बेच सकता है। यदि 
'विक्रेताके देनेपर भी ग्राहक न ले और वह 
ण्यवस्तु राजा या दैवकी बाधासे नष्ट हो जाय 
तो बह हानि क्रेताके हो दोषसे होनेके कारण 
'चही उस हानिको सहन करेगा, बेचनेवाला नहीं। 
यदि प्राहकके माँगनेपर भौ उस बेच हुई पण्यवस्तुको 
'बेचनेवाला नहीं दे और वह पण्यद्रव्य राजा या 
दैवके कोपसे उपहत हो जाय तो वह हानि 
विक्रेताकी होगी॥ ४४-४६ ॥ 

जो व्यापारी किसीको बेची हुई वस्तु दूसरेके 
हाथ बेचता है, अथवा दूषित वस्तुको दोषरहित 
'बतलाकर बेचता है, राजा उसपर वस्तुके मूल्यसे 
हुना अर्थदण्ड लगावे। जान-बूझकर खरीदे हुए. 
पष्यद्रव्यॉका मूल्य खरीदनेके बाद यदि बढ़ गया 
या घट गया तो उससे होनेवाले लाभ या हानिको 
जो ग्राहक नहीँ जानता, उसे ' अनुशय' (माल 
लेनेमें आनाकानी) नहीँ करनी चाहिये। विक्रेता 
भी यदि बढ़े हुए दामके कारण अपनेको लगे हुए 
चाटेको नहीं जान पाया है तो उसे भी माल देनेमें 
आनाकानी नहीँ करनी चाहिये। इससे यह बात 
स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि खरीद-बिक्रीके 
पश्चात्‌ यदि ग्राहकको घाटा दिखायी दे तो वह 
माल लेनेमें आपत्ति कर सकता है। इसी तरह 
विक्रेता उस भावपर माल देनेमे यदि हानि देखे 
तो वह उस मालको रोक सकता है। यदि अनुशय 
न केकी स्थितिमे क्रेता या विक्रेता अनुशव करें 
तो उनपर पण्यवस्तुके मूल्यका छठा अंश दण्ड 
लगाना चाहिये॥ ४७-४८॥ 


सम्भूयसमुत्थान 

जो व्यापारी सम्मिलित होकर लाभके लिये 
व्यापार करते हैं, वे अपने नियोजित धनके अनुसार 
अथवा पहलेके समझौतेके अनुसार लाभ-हानिमें 
भाग ग्रहण करें। यदि उनमें कोई अपने साझीदारोके 
मना करनेपर या उनके अनुमति न देनेपर, अथवा 
प्रमादवश किसी वस्तु हानि करेगा, तो क्षतिपूर्ति 
उसे ही करनी होगी । यदि उनमेंसे कोई पण्यद्रव्यकी 
'विप्लबोंसे रक्षा करेगा तो वह दशमांश लाभका 
भागी होगा॥ ४९-५०॥ 

पण््यका मूल्य निश्चित करनेके कारण 
राजा मूल्यका बौसवाँ भाग अपने शुल्कके रूपमें 
ग्रहण करे। यदि कोई व्यापारी राजाके द्वारा निषिद्ध 
एवं राजोपयोगी वस्तुको लाभके लोभसे किसी 
दूसरेके हाथ बेचता है तो राजा उससे वह वस्तु 
बिना मूल्य दिये ले सकता है। जो मनुष्य 
शुल्कस्थानमें वस्तुका मिथ्या परिमाण बतलाता 
हँ, अथवा वहाँसे खिसक जानेकी चेष्टा करता है 
तथा जो कोई बहाना बनाकर किसी विवादास्पद 
वस्तुका क्रय-विक्रय करता है-इन सबपर 
पण्यवस्तुके मूल्यसे आठगुना दण्ड लगाना चाहिये। 
यदि संघबद्ध होकर काम करलेवालॉमेंसे कोई 
देशान्तरमें जाकर मृत्युको प्राप्त हो जाय तो उसके 
हिस्सेके द्रव्यकों दायाद (पुत्र आदि), बान्धव 
(मातुल आदि) अथवा ज्ञाति (सजातीय-सपिण्ड) 
आकर ले लें। उनके न होनेपर उस धनको राजा 
ग्रहण करे। संघबद्ध होकर काम करलेवालॉमें जो 
कुटिल या वञ्चक हो, उसे किसी तरहका लाभ 
दिये बिना ही संघसे बाहर कर दे। उनमेंसे जो 
अपना कार्य स्वयं करनेमें असमर्थ हो, वह दूसरेसे 
करावे। होता आदि ऋत्विजों, किसानों तथा 
'शिल्पकर्मोपजीवी नट, नर्तकादिकोके लिये भी 
रहन-सहनका ढंग उपर्युक्त कथनसे स्पष्ट कर 
(दिया गवा॥५१-५४॥ 


५३८ 


«अम्िपुराण» 


ति निनु 


स्तैय-प्रकरण 

(अब 'स्तेय' अथवा चोरीके विषयमें बताया 
जाता है। मनुजीने 'साहस' और 'चोरी'में अन्तर 
बताते हुए लिखा है--'जो ड्रव्य-रक्षकोके समक्ष 
बलात्‌ पराये धनको लूटा जाता है, वह “साहस' 
या 'डकैती' है। तथा जो पराया धन स्वामीकी 
दृष्टिसे बचकर या किसीको चकमा देकर हड़प 
'लिया जाता है, तथा “मैंने यह कर्म किया है" 
यह बात भयके कारण छिपायी जाती है, किसोपर 
प्रकट नहीं होने दी जाती, वह सब 'स्तेय' 
(चोरी) कर्म है।” चोरको कैसे पकड़ना चाहिये, 
यह बात बता रहे है-) 

'किसीके यहाँ चोरी होनेपर ग्राहक राजकीय 
कर्मचारी या आरक्षा-विभागका सिपाही ऐसे 
व्यक्तिको पकड़े, जो लोगोमि चोरके लिये विख्यात 
हो-जिसे सब लोग चोर कहते हैं, अथवा जिसके 
पास चोरीका चिह--चोरी गया हुआ माल मिल 
जाय, उसे पकड़े। अथवा चोरीके दिनसे ही 
चोरके पदचिहोंका अनुसरण करते हुए पता लग 
जानेपर उस चोरको बंदी बनावे। जो पहले भी 
चौर्य-कर्मका अपराधी रहा हो तथा जिसका कोई 
शुद्ध--निश्चित निवासस्थान न हो, ऐसे व्यक्तिको 
भी संदेहमें कैद करे। जो पूछनेपर अपनी जाति 
और नाम आदिको छिपा, जो चूतक्रीड,, वेश्यागमन 
और मचपानमें आसक्त हों, चोरीके विषयमे पूछनेपर 
जिनका मुँह सूख जाय और स्वर विकृत हो जाय, 
जो दूसरोंके धन और घरके विषमे पूछते फ, 
जो गुप्तरूपसे विचरण करें, जो आय न होनेपर 
भी बहुत व्यय करनेवाले हों तथा जो विनष्ट टर्यो 
(फटै-पुराने वस्त्रों और टूटे-फूटे बर्तन आदि)- 
को बेचते हो ऐसे अन्य लोगोंको भी चोरीके | 
संदेहमें पकड़ लेना चाहिये। जो मनुष्य चोरीके 
संदेहमें पकड़ा गया हो, वह यदि अपनी 
निर्दोचिताको प्रमाणित न कर सके तो राजा उससे 


चोरीका धन दिलाकर उसे चोरका दण्ड दे। राजा 
चोस्से चोरीका धन दिलाकर उसे अनेक प्रकारके 
शारीरिक दण्ड देते हुए मरवा डाले। यह दण्ड 
बहुमूल्य वस्तुओंकी भारी चोरी होनेपर हो देनेयोग्य 
है; किंतु यदि चोरी करवला ब्राह्मण हो तो 
उसके ललाटमें दाग देकर उसको अपने राज्यसे 
निर्वासित कर दे। यदि गाँवमें मनुष्य आदि किसी 
पाणीका वध हो जाय, अथवा धनकी चोरी हो 
जाय और चोरके गाँवसे बाहर निकल जानेका 
कोई चिह न दिखायी दे तो सारा दोष ग्रामपालपर 
आता है। वहौ चोरको पकड़कर राजाके हवाले 
करे। यदि ऐसा न कर सके तो जिसके रमे 
धनकी चोरी हुई है, उस गृहस्वामीको चोरीका 
सारा धन अपने पासे दे। यदि चोरके गाँवसे 
बाहर निकल जानेका कोई चिह यह दिखा सके 
तो जिस भूभागे चोरका प्रवेश हुआ है, उसका 
अधिपति ही चोरको पकड़वावे, अथवा चोरीका 
धन अपने पासते दे। यदि विवीत-स्थानमें 
अपहरणकी घटना हुई है तो विवीत-स्वामीका 
हौ सारा दोष है। यदि मार्ममे या विवीत-स्थानसे 
आहर दूसरे क्षेत्रमै चोरीका कोई माल मिले या 
चोरका ही चिह लक्षित हो तो चोर पकड़नेके 
कामपर नियुक्त हुए मार्गपालका अथवा उस दिशाके 
संरक्षकका दोष होता है। यदि गाँवसे बाहर, किंतु 
आमकी सौमाके अँदरके केतम चोरी आदिकी 
घटना घटित हो तो उस ग्रामके निवासी ही 
क्षतिपूर्ति करें। उनपर यह उत्तरदायित्व तभीतक 
आता है, जबतक चोरका पदचिह सीमाके बाहर 
गया हुआ नहीं दिखायी देता। यदि सीमाके बाहर 
गया दिखायी पड़े, तो जिस ग्राम आदिमें उसका 
रेश हो, वहींके लोग चोरको पकड़वाने और 
चोरीका माल वापस देनेके लिये जिम्मेदार हैं। 
यदि अनेक गाँवोंके बीचमें एक कोसकी सीमासे 
आहर हत्या और चोरौकी घटना घटित हुई हो 


अध्याय २५८० 


और अधिक जनसमूहकी दौड़-धूपसे चोरका 
पदचिह मिट गया हो तो पाँच गाँवके लोग 
अथवा दस गाँवके लोग मिलकर चोरको पकड़वाने 
तथा चोरीका माल वापस देनेका उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर लें। बंदीको गुप्तरूपसे जेलसे छुड़ाकर 
भगा ले जानेवाले, घोड़ों और हाथियोंको चोरी 
करनेवाले तथा बलपूर्वक किसोकी हत्या करनेवाले 
लोगोको राजा शूलौपर चढ्वा दे। राजा वस्त्र 
आदिकौ चोरी करनेवाले और गठरी आदि 
'काटनेवाले चोरोकि प्रथम अपराधमें क्रमशः 

और तर्जनी कटवा दे और दूसरी बार वही 
अपराध करनेपर उन दोनोंकों क्रमशः एक हाथ 
तथा एक पैरसे हीन कर दे। जो मनुष्य जान- 
'बुझकर चोर या हत्यारेको भोजन, रहनेके लिये 
स्थान, सर्दीमे तापनेके लिये अग्रि, पयसे हुएको 
जल, चोरी करनेके तौर-तरीकेकी सलाह, चोरीके 
साधन और उसी कार्यके लिये परदेश जानेके 
लिये मार्गव्यय देता है, उसको उत्तम साहसका 
दण्ड देना चाहिये। दूसरेके शरीरपर घातक शस्त्रे 
प्रहार करने तथा गर्भवती स्क गर्भ गिरानेपर भौ 
उत्तम साहसका हौ दण्ड देना उचित है। किसी 
भी पुरुष या स्त्रौकी हत्या करनेपर उसके शील 
और आचारको दृष्टिं रखते हुए उत्तम या अधम 
साहसका दण्ड देना चाहिये। जो पुरुषको हत्या 
करनेवाली तथा दूसरोंको जहर देकर मारनेवाली 
है, ऐसी स्त्रीके गलेमें पत्थर बाँधकर उसे पानीमें 
फेंक देना चाहिये; (परंतु यदि वह गर्भवती हो 
तो उस समय उसे ऐसा दण्ड न दे।) विष 
देनेवाली, आग लगानेवाली तथा अपने पति, गुरु 
या संतानको मासनेबाली स्त्रीको कान, हाथ, नाक | 
और ओठ काटकर उसे साँडाँसे कुचलवाकर 
मरवा डाले। खेत, घर, वन, ग्राम, रक्षित भूभाग 
अथवा खलिहानमें आग लगानेवाले या राजपत्रीसे 
समागम करनेवाले मनुष्यको सूखे नरकुल या 


सरकंडों-तिनकॉंसे ढककर जला दे॥५५--६७॥ 
स्तरी-संग्रहण 

(अब 'स्त्री-संग्रहण' नामक विवादपर विचार 
किया जाता है। परी स्त्री और पराये पुरुषका 
'मिथुनीभाव (परस्पर आलिङ्गन) 'स्त्री-संग्रहण' 
कहलाता है। दण्डनीयताकी दृष्टिसे इसके तीन 
भेद हैं--प्रथम, मध्यम और उत्तम। अयोग्य देश 
और कालमें, एकान्त सथानम, बिना कुछ बोले- 
चाले परायौ स्त्रीको कटाक्षपूर्वक देखना और 
हास्य करना “प्रथम साहस' माना गया है। उसके 
पास सुगन्धित वस्तु--इत्र-फुलेल आदि, फूलॉके 
हार, धूप, भूषण और वस्त्र भेजना तथा उन्‍हें 
खाने-पौनेका प्रलोभन देना “मध्यम साहस' कहा 
गया है एकान्त स्थानम एक साथ एक आसनपर 
बैठना, आपसमें सटवा, एक-दूसरेके केश पकड़ना 
आदिको "उत्तम संग्रहण' या 'उत्तम साहस' माना 
गया है। संग्रहणके कारये प्रवृत पुरुषको बंदी 
जना लेना चाहिये यह बात निर्माङ्कित श्लोकमें 
बता रहे हैं-) 

केशप्रहणपूर्वक परस्वीके साथ क्रीड़ा करनेवाले 
पुरुषको व्यभिचारके अपराधमें पकड़ना चाहिये। 
सजातीय नारीसे समागम करनेवालेको एक हजार 
पण, अपनेसे नीच जातिकी स्त्रीसे सम्भोग 
'करनेवालेको पाँच सौ पण एवं उच्चजातिकौ नारीसे 
संगम करनेवालेको वधका दण्ड दे और ऐसा 
केवाली स्त्रीके नाक-कान आदि कटवा डाले। 
जो पुरुष परसीकी नीवी (कटिवस्व), स्तन, कशुकी, 
नाभि और केशॉका स्पर्श करता है, अनुचित 
देशकालमें सम्भाषण करता है, अथवा उसके 
साथ एक आसनपर बैठता है, उसे भी व्यभिचारके 
दोषमें पकड़ना चाहिये । जो स्त्री मना करनेपर भी 
घरपुरुषके साथ सम्भाषण करे, उसको सौ पण 
और जो पुरुष निषेध कसनेपर भी परस्त्रीके साथ 
सम्भाषण करे तो उसे दो सौ पणका दण्ड देना 


५ 


पन 


चाहिये। यदि वे दोनों मना केके बाद भो 
सम्भाषण करते पाये जायें तो उन्‍हें व्यिचारका 
दण्ड देना चाहिये। पशुके साथ मैथुन कस्नेवालेपर 
सौ पण तथा नीचजातिकी स्त्री या गौसे समागम 
'कलेवालेपर पाँच सौ पणका दण्ड करे। किसीकी 
अवरुद्धा (खरीदी हुई) दासी तथा रखेल स्क 
साथ उसके समागमके योग्य होनेपर भी समागम 
करेवाले पुरुषपर पचास पणका दण्ड लगाना 
चाहिये। दासीके साथ बलात्कार कलेवालेके लिये 
दस पणका विधान है । चाण्डाली या संन्यासिनीसे 
समागम करनेवाले मनुष्यके ललाटमें 'भग'का 
चिह अङ्कित करके उसे देशसे निर्वासित कर 
दे॥६८--७३॥ 
प्रकीर्णक-प्रकरण 

जो मनुष्य राजाज्ञाको न्यूनाधिक करके लिखता 
है, अथवा व्यभिचारी या चोरको छोड़ देता है, 
राजा उसे उत्तम साहसका दण्ड दे। ब्राहाणको 
अभक्ष्य पदार्थका भोजन कराके दूषित करनेवाला | 
उत्तम साहसके दण्डका भागी होता है। कृत्रिम 
स्वर्णका व्यवहार करवले तथा मांस बेचनेवालेको 
एक हजार पणका दण्ड दे और उसे नाक, कान 
और हाथ-इन तीन अङ्गोसे हीन कर दे। यदि 
पशुओंका स्वामी समर्थ होते हुए भी अपने दाढ़ों 
और सौंगोंवाले पशुओंसे मारे जाते हुए मनुष्यको 
छुड़ाता नहीं है तो उसको प्रथम साहसका दण्ड 
दिया जाना चाहिये। यदि पशुके आक्रमणका शिकार 
होनेवाला मनुष्य जोर-जोरसे चिल्लाकर पुकारे 
कि “अरे! मैं मारा गया। मुझे बचाओ”, उस 
दशे भी यदि पशुओंका स्वामी उसके प्राण नहीं 


बचाता तो वह दूने दण्डका भागी होता है। जो 
अपने कुलमें कलङ्क लगनेके डरे घरमै घुसे हुए 
जार (परस्तरीलम्पट)-को चोर बताता है, अर्थात्‌ 
“चोर-चोर' कहकर निकालता है, उसपर पाँच 
सौ पण दण्ड लगाना चाहिये। जो राजाको प्रिय 
न लगनेवाली बात बोलता है, राजाकी ही निन्दा 
करता है तथा राजाकी गुप्त मन्त्रणाका भेदन 
करता -शजुपक्षके कानॉतक पहुँचा देता है, उस 
अनुष्यकौ जीभ काटकर उसे राज्यसे निकाल देना 
चाहिये। मृतकके अङ्गसे उतारे गये वस्त्र आदिका 
विक्रय करनेवाले, गुरुकी ताडूना करनेवाले तथा 
राजाकी सवारी और आसनपर बैठनेवालेको राजा 
उत्तम साहसका दण्ड दे। जो क्रोधमें आकर 
'किसीकी दोनों आँखें फोड़ देता है, उस अपराधीको, 
जो राजाके अनन्य हितचिन्तकॉमे न होते हुए भी 
राजाके लिये अनिष्टसूचक फलादेश करता है, 
उस ज्यौतिषोको तथा जो ब्राह्मण बनकर जीविका 
चला रहा हो, उस शूको आठ सौ पणके दण्डसे 
दण्डित करना चाहिये। जो मनुष्य न्यायसे पराजित 
होनेपर भी अपनी पराजय न मानकर पुनः न्यायके 
लिये उपस्थित होता है, उसको धर्मपूर्वक पुनः 
जीतकर उसके ऊपर दुगुना दण्ड लगाय। राजाने 
अन्यायपूर्वक जो अर्थदण्ड लिया हो, उसे तौसगुना 
करके वरुणदेवताको निवेदन कलक पश्चात स्वय 
जहानोको बॉट दे। जो राजा धपवक व्यवहारको 
देखता है, उसे धर्म, अर्थ, कीर्ति, लोकपंक्ति 
उपग्रह (अर्थसंग्रह), प्रजाओँसे बहुत अधिक सम्मान 
और स्वर्गलोकमें सनातन स्थाने सात गुण 
प्राप्त होते हैं ॥७४--८३॥ 


इस प्रकार आदि आग्रेय महापुराणमें “वाक्पारुष्यादि प्रकरणोंका कथन ' नामक 
दो सौं अद्ञावतवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २५८० 
DR 


«अध्याय २५९० 


त त न कक कक कक कक कक मममर ममम मरम 


बम 


दो सौ उनसठवाँ अध्याय 
ऋग्विधान--विविध कामनाओंकी सिद्धिके लिये प्रयुक्त 
होनेवाले ऋग्वेदीय मन्रोंका निर्देश 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ! अब मैं महर्षि 
पुष्करके द्वारा परशुरामजीके प्रति वर्णित ऋवेद, 
बुद, सामवेद और अधर्ववेदका विधान कहता 
हूँ, जिसके अनुसार मन्त्रके जप और होमसे भोग 
एवं मोक्षकी प्राप्ति होती है॥१॥ 

पुष्कर बोले-- परशुराम! अब मै प्रत्येक चेदके 
अनुसार तुम्होरे लिये कर्तव्यकमोंका वर्णन करता 
हूँ। पहले तुम भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले 
*ऋ्विधान' को सुनो। गायत्री-मन्त्रका विशेषतः 
प्राणायामपूर्वक जलमें खड़े होकर तथा होमके 
समय जप करनेवाले पुरुषकी समस्त मनोवास्छित 
'कामनाओँको गायत्री देखी पूर्ण कर देती हैं। 
न्‌! जो दिनभर उपवास करके केवल रात्रिम 
भोजन करता और उसी दिन अनेक बार खान 
करके गायत्री-मन््रका दस सहर जप करता है, 
उसका वह जप समस्त पापॉका नाश करनेवाला 
है। जो गायत्रीका एक लाख जप करके हवन 
करता है, वह मोक्षका अधिकारी होता है। “प्रणव' 
साहा है। उसका जप सभी पोका हनन करलेवाला 
है। नाभिपर्यन्त जलमे स्थित होकर अ्कारका सौ 
चार जप करके अभिमन्त्रित किये गये जलको 
जो पीता है, वह सब पापोंसे मुत हो जाता है। 
गायत्रीके प्रथम अक्षर प्रणबकी तीन मात्राएँ- 
अकार, उकार और सकार--ये ही ' ऋकू 'साम' 
और 'यजुष्‌'--तीन वेद हैं, ये हो बरहा, विष्णु 
और शिवतनो देवता हैं तथा ये ही गारहपत्व, 
आहवनीय और दक्षिणाप्रि-तीनों अग्रियाँ हैं। 
गायत्रीकी जो सात महाव्याइतियों हैं, वे हो सातो 
लोक हैं। इनके उच्चचारणपूर्वक गायत्री-मखसे किया 
हुआ होम समस्त पापका नाश करनेवाला होता 
है। सम्पूर्ण गायत्री-मनत्र तथा महाव्याइटियों-ये 


सव जप कस्नेयोग्य एवं उत्कृष्ट मन्त्र हैं 
परशुरामजी ! अधमर्षण-मनत्र 'ऋत॑ च सत्यं च०' 
(६०।१९०। १-३) इत्यादि जलके भीतर डुबकी 
लगाकर जपा जाय तो सर्वपापनाशक होता है। 
"अग्रिमीले पुरोहितम्‌»' (ऋग्वेद १।१।१)- 
यह ऋ्वेदका प्रथम मन्त्र अप्रिदेवताका सुक्त है। 
अर्थात्‌ 'आग्रि' इसके देवता हैं। जो मस्तकपर 
अम्निका पात्र धारण करके एक वर्षतक इस 
सूछका जप करता है, तीनों काल ख़ान करके 
हवन करता है, गृहस्थोकि घरमे चूल्हेकी आग 
बुझ जानेपर उनके यहाँसे भिक्षान लाकर उससे 
जीवननिर्वाह करता है तथा उक्त प्रथम सूक्तके 
अनन्तर जो वायु आदि देवताओके सात सूक्त 
(१।१।२ से ८ सूक्त) कहे गये हैं, उनका भी 
जो प्रतिदिन शुद्धचितत होकर जप करता है, यह 
मनोवाज्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। जो 
मेधा (धारण-शक्ति)-को प्राप्त करना चाहे, वह 
प्रतिदिन “सदसस्पति०' (१।१८।६-८) इत्यादि 
तीन ऋचाओंका जप करे॥ २-११॥ 

'अम्बयो यन्तयष्वभि:»' (१।२३। १६-२४) 
आदि-ये नौ ऋचाएँ अकालमृत्युका नाश 
करनेवाली कही गयी हैं। कैदमें पड़ा हुआ 
या अवरुद्ध (नजरबंद) विज शुनःशेषो 
'यमह्दगुभीत:०' (१। २४। १२-१४) इत्यादि तीन 
ऋचाओंका जप करे। इसके जपसे पापी समस्त 
पोस छूट जाता है और रोगी रोगरहित हो जाता 
है। जो शाश्वत कामनाकी सिद्धि एवं बुद्धिमान्‌ 
मित्रकी प्राप्ति चाहता हो, वह प्रतिदिन इन्दरदेवताके 
'इनद्रस्थ' आदि सोलह ऋचाओंका जप करे। 
“हिरण्यस्तूप:०" (१०।१४९।५) इत्यादि मन्त्रका 
जप कस्नेवाला शकी गतिविधिमें बाधा पहुँचाता 


५२२ 


9 अस्लियुराण- 


रसर कक कक डक सबक कक कक कक ममर 


है। “ये ते पन्थाः०' (१।३५। ११)-का जप 
केसे मनुष्य मार्ममें क्षेमका भागी होता है। 
जो रुद्रदेवता-सम्बन्धिनी छ: ऋचाओंसे प्रतिदिन 
'शिवकी स्तुति करता है, अथवा स्ट्रदेववाको चरु 
अर्पित करता है, उसे परम शान्तिको प्राप्ति होती 
है। जो प्रतिदिन 'उद्दयं तमस:०' (१।५०।१०) 
तथा उदुत्यं जातवेदसम्‌*' (१।५०।१) -इन 
ऋचाओंसे प्रतिदिन उदित होते हुए सूर्वका 
उपस्थान करता है तथा उनके उद्देश्यसे सात बार 
जलाजलि देता है, उसके मानसिक दुःखका विनाश 
हो जाता है। 'ट्विषन्ते»' इत्यादि आधी ऋचासे 
लेकर “यढिप्रा:०' इत्यादि मन्त्रतकका जप और 
चिन्तन करे। इसके प्रभावसे अपराधी मनुष्य 
सात ही दिनम दूसरोकि विद्रेषका पात्र हो जाता 
३॥१२-१७३॥ 

आरोग्यकी कामना करनेवाला रोगी 
।पुरीष्यासोउश्नय:०' (३।२२।४) -इस ऋचाका 
जप करे। इसी ऋचाका आधा भाग शतुनाशके 
लिये उत्तम है। अर्थात्‌ शुक बाधा दूर करलेके 
लिये इसका जप करना चाहिये। इसका सूरयोदयके 
समय जप केसे दीर्ध आयु, मध्याहमें जप 
करसे अक्षय तेज और सूर्यास्तकी बेलामें जप 
कसेसे शुना होता है। “नव य:०' (८। ९३। २) 
आदि सूक्तका जप करनेवाला शढुओंका दमन 
करता है। सुपर्ण-सम्बन्धिनी ग्यारह ऋचाओंका 
जप सम्पूर्ण कामनाओकी पराति करानेवाला है। 
अध्यात्मका प्रतिपादन करनेवाली 'क०' आदि 
ऋचाओंका जप करनेवाला मोक्ष प्राप्त करता 
है॥१८-२१॥ 

“आनो भद्रा:०' (१।८९। १)--इस ऋचाके 
पसे दीर्घ आयुकी प्राप्त होती है। हाथमें समिषा 
लिये “त्वं सोम०' (९।८६। २४)--इस ऋचासे 
शुक्लपक्षकी द्वितीयके चन््रमाका दर्शन करे। जो 
हाथमें समिधा लेकर उक्त मन्त्रसे चन्द्रमाका उपस्थान 


करता है, उसे निस्संदेह वस्त्रोंकी प्राप्ति होती है। 
दीर्घ आयु चाहनेवाला *इमं०' (१।९४) आदि 
'कौत्ससूकका सदा जप करे। जो मध्याहकालमें 
“अप नः शोशुचदघमू०" (१। ९७। १-८ ) इत्यादि 
ऋचाके द्वारा सूर्यदेवकी स्तुति करता है, बह 
अपने पापॉको उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे 
कोई मनुष्य तिनकेसे साँकको अलग कर लेता 
है। यात्री 'जातवेदसे०' (१।९९।१)-इस 
मङ्गलमयी ऋचाका मार्गमें जप करे। ऐसा करके 
वह समस्त भयोंसे छूट जाता और कुशलपूर्वक 
घर लौट आता है। प्रभातकालमें इसका जप 
केसे दुःस्वप्मका नाश होता है। “प्र मन्दिने 
पितुमदर्चतार' (१ । १०१। १)--इस ऋचाका जप 
करनेसे प्रसव करनेवाली स्त्री सुखपूर्वक प्रसव 
करती है। 'इन्द्रम्‌०' (१ । १०६। १) इत्यादि ऋचाका 
जप करते हुए सात बार बलिवैश्वदेव-कर्म करके 
घृतका होम करनेसे मनुष्य समस्त पापोंसे छूट 
जाता है।'इमाम्‌*' (१०। ८५। ४५)--इस ऋचाका 
सदा जप करनेवाला अभीष्ट कामनाओंको प्राप्त 
कर लेता है। तौन दिन उपवास करके पविप्रतापूर्वक 
"मा नस्तोके०' (१।११४।८-९) आदि दो 
जल्वाओद्वारा गूलरकी घृतयुक्त समिधाओंका हवन 
करे। ऐसा करसे मनुष्य मृत्युके समस्त पाशोका 
छेदन करके रोगहीन जीवन बिताता है। दोनों 
'बाहिं ऊपर उठाकर इसी 'मा नस्तोके०' 
(१।११४।८) आदि ऋचासे भगवान्‌ शंकरकी 
स्तुति करके शिखा बाँध लेनेपर मनुष्य सम्पूर्ण 
भूत-प्राणियोंके लिये अजेय हो जाता है, इसमें 
कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य हाथमें समिधाएँ 
लेकर 'चित्रं देवानाम्‌०' (१। ११५। १) इत्यादि 
मनसे प्रतिदिन तीनो संध्याओंके समय भगवान्‌ 
भास्करका उपस्थान करता है, वह मनोवाज्छित 
धन प्राप्त कर लेता है। 'स्वप्नेनाध्युप्या चुमुरिम्‌”' 
(२।१५।९) आदि ऋचाका प्रतः, मध्याह और 


५ अध्याय २५१० 


अपराहमें जप कलेसे सम्पूर्ण दुःस्व्नका नाश 
होता है एवं उत्तम भोजनको प्राप्ति होती है। 
“उभे पुनामि रोदसी०' (१ । १३३। १)--यह मन्त्र 
राक्षसांका विनाशक कहा गया है। "उभयासो 
जातवेद:०' (२। २। १२-१३) आदि ऋचाओंका 
जप करनेवाला मनोउभिलषित वस्तुओंको प्राप्त 
करता है। 'तमागन्म सोमरयः०' (८। १९। ३२) 
ऋचाका जप करनेवाला मनुष्य आततायीके भवसे 
चुटकारा पाता है॥ २२-३४॥ 

“कया (१।१६५।१)-- 
इस ऋचाका जप करलेवाला अपनी जातिमें श्रेताको 
प्राप्त करता है।'इमं नु सोमम्‌०' (१ । १७९।५)-- 
इस आचाका जप केसे मनुष्यको समस्त 
कामनाओंकी प्राप्ति होती है। 'पितुँ नु स्तोषं" 
(१।१८७। १) ऋचासे नित्य उपस्थान करनेपर 
नित्य अन्न उपस्थित होता है ।' अग्रे नय सुपथा०” 
(१।१८९।१)--इस सुक्तसे भृतका होम किया 
जाय तो वह परलोकमें उत्तम मार्ग प्रदान करनेवाला 
होता है। जो सदा सुश्लोकका जप करता है, वह 
चौरको न्यायके मार्णपर ले जाता है। 'कङ्कतो न 
कङकतो०' (१। १९१। १)-इस सूछका जप सब 
प्रकारके विष्लॉका प्रभाव दूर कर देता है। 'यो 
जात एव प्रथमो०' (२। १२)-इस सूछका जप 
करनेवाला सभी कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। 
“गणानां त्वा०' (२। २३। १) सूछके जपसे उत्तम 
खि्ध पदार्थ प्राप्त होता है। 'यो मे राजन्‌०' 
(२।२८।१०)--यह ऋचा दुःस्व्तोका शमन 
करलेवाली है। मागें प्रस्थित हुआ जो मनुष्य 
अपने सामने प्रशस्त या अप्रशस्त शत्रुको खडा 
हुआ देखे, वह 'कुविदङ्ग” इत्यादि मन्त्रका जप 
करे, इससे उसको रक्षा हो जाती है। बाईसवें 
उत्तम आध्यात्मिक सुक्तका पर्वकालमें जप कसलेवाला 
मनुष्य सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओंको प्राप्त कर 
लेता है। 'कृणुष्व पाजः०' (४।४। १)-इस 


सूछका जप करते हुए एकाग्रचित्तसे घीकी आहुति 
देनेवाला पुरुष शत्रुओंके प्राण ले सकता है तथा 
राक्षसोका भी विनाश कर सकता है। जो स्वयं 
“परि०' इत्यादि सुक्तसे प्रतिदिन अग्निका उपस्थान 
करता है, विश्वतोमुख अग्निदेव स्वयं उसको 
सब ओरसे रक्षा करते हैं। 'हंसः शुचिषत्‌०' 
(४।४०।५) इत्यादि मन्रका जप करे हुए सूर्यका 
दर्शन करे। ऐसा करनेसे मनुष्य पवित्र हो जाता 
है॥३५-४३॥ 

कृषिमें संलग्र गृहस्थ मौन रहकर क्षेत्रके 
मध्यभागरमे विधिवत्‌ स्थालीपाक होम करे। ये 
(आहुतियाँ 'इन्द्राय स्वाहा। मरुद्धयः स्याहा। 
पर्जन्याय स्वाहा। एवं भगाय स्वाहा।'- कहकर 
उन-उन देवताओके निमित्त अप्रिमें डाले। फिर 
जैसे स्वीकी योनिमें बीज-वपनके लिये जननेद्रियका 
व्यापार होता है, उसी तरह किसान धान्यका यौज 
जोनेके लिये हराईके साथ हलका संयोग करे 
और '“शुतरासीरादिमां०' (४।५७।५)-इस 
'ऋचाका जप भौ करावे। इसके बाद गन्ध, माल्य 
और जमस्कारके द्वारा इन सबके अधिष्ठाता 
देवताओंकी पूजा करे। ऐसा करनेपर बीज योगे, 
फसल काटने और फसलको खेतसे खलिहानमें 
लेके समय किया हुआ सारा कर्म अमोघ होता 
है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। इससे सदैव कृषिकी 
वृद्धि होती है।“समुद्रादूर्मिमधुमान०" (४।५८। १) 
इस सुक्तके जपसे मनुष्य अम्तिदेवसे अभीष्ट 
वस्तुओंकी प्राप्ति करता है। जो 'विश्वानि नो 
दुर्गहा०" (५।४।९-१०) आदि दो ऋचाओंसे 
जो अग्रिदेवका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण 
'विपतियोँको पार कर जाता है और अक्षय यशकी 
र्त करता है। इतना ही नहीं, वह विपुल 
लक्ष्मी और उत्तम विजयको भी हस्तगत कर 
लेता है। 'अग्रे त्वम्‌' (५।२४।१)-इस 
जल्चासे आग्रिकी स्तुति करनेपर मनोवाज्छित धनकी 


५२४ 


* अस्निपुराणा* 


रममम 


प्राष्ति होती है। संतानकी अभिलाषा रखनेवाला 
'वरुणदेवता-सम्बन्धी तीन ऋचाओंका नित्य जप 
करे॥ ४४-५०॥ 

“स्वस्ति न इन्द्रो०' (१।८९।६-८) आदि 
तीन ऋचाओंका सदा प्रात:काल जप करे। यह 
हान स्वस्त्ययन है । ' स्वस्ति पन्थामनु चरेम०” 
(५।५१। १५)--इस ऋचाका उच्चारण करके मनुष्य 
मार्गमें सकुशल यात्रा करता है। 'वि जिहीष्व 
नस्पते०” (५।७८।५)-के जपसे शत्रु रोगग्रस्त 
हो जाते हैं। इसके जपसे गर्भवेदनासे मूर्च्छित 
स्त्रीको गर्भके संकटसे भलीभौति छुटकारा मिल 
जाता है। वृष्टिकी कामना करनेवाला निराहार 
रहकर भौगे वस पहने हुए अच्छा यद*' (५ । ८३) 
आदि सूकतका प्रयोग करे। इससे श्र हौ प्रचुर 
वर्षा होती है। पशुधनकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य 
“मनसः कामम्‌०' (श्रीसूत १०) इत्यादि ऋचाका 
जप करे। संतानाभिलाषी पुरुष पवित्र व्रत ग्रहण 
करके 'कर्दमेन०' (श्रोसूक ११)-इस मन्त्रसे स्नान 
करे। राज्यकी कामना रखनेवाला मानव ' अश्रा" 
(श्रीसूक्त ३) इत्यादि ऋचाका जप करता हुआ 
स्नान करे। ब्राह्मण विधिवत्‌ रोहितचर्मपर, क्षत्रिय 
व्याप्रचर्मपर एवं वैश्य बकरेके चर्मपर ख़ान करे। 
प्रत्येकके लिये दस-दस सहस्र होम करनेका 
विधान है। जो सदा अक्षय गोधनकी अभिलापा 
रखता हो, वह गोष्ठमें जाकर 'आ गावो अग्पन्नुत 
भद्रम्‌०' (६।२८।१) ऋचाका जप करता हुआ 
लोकमाता गौको प्रणाम करे और गोचरभूमितक 
उसके साथ जाय। राजा 'उप०' आदि तीन ऋचाओंसे 
अपनी दु्दुभियॉको अभिमन्त्रित करे। इससे वह 
तेज और बलकी प्राप्ति करता है और शत्रुर भी 
काबू पाता है। दस्युओसे थिर जानेपर मनुष्य 
हाथमें तृण लेकर 'रक्षोष्त-सूछत' (२०।८७)-का 
जप करे। “ये के च ज्मा०' (६।५२। १५)--इस 
ऋचाका जप करनेसे दौर्घायुको प्राप्ति होती है। 


राजा 'जौमूत-सूकत'से सेनाके सभी अङ्गको उसके 
चिके अनुसार अभिमन्तित करे। इससे वह रणक्षेत्रे 
शलुओँका विनाश करें समर्थ होता है। प्ये" 
(७।५) आदि तीन सूकोकि जपसे मनुष्यको 
अक्षय धनकी प्राप्ति होती है। 'अभीवहा०' 
(७।५५)-इस सूकका पाठ करके तरम भूतको 
स्थापना करे। फिर संकट, विषम एवं दुर्गम स्थलमेँ, 
जन्धनमें या बन्धनमु अवस्थामें, भागते अथवा 
पकडे जाते समय सहायताकी इच्छसे इस सूकका 
जप करे। तीन दिन निवमपूर्वक उपवास रखकर 
खीर और चर पकावे। फिर "यम्बकं यजामहे" 
(७।५९। १२) मन्रसे उसकी सौ आहुतयो भगवान्‌ 
महादेवके उददेश्यसे अग्निम डाले तथा उसीसे 
पूर्णाहुति करे। दीर्षकालतक जीवित रहनेकी 
इच्छावाला पुरुष सनान करके 

(७।६६। १६)-इस ऋचासे उदयकालिक एबं 
अध्याहकालिक सूर्यका उपस्थान करे।'न हि" आदि 
चार ऋचाओकि पाठसे मनुष्य महान्‌ भयसे मुक्त हो 
जाता है। "पर ऋणा सावी:०' (२। २८ 
आदि दो ऋचाओसे होम करनेपर ऐश्वर्यकी 
उपलब्धि होती है। 'इन्द्रा सोमा तपतम्‌० 
(७।१०४) -से प्रारम्भ होनेवाला सुक्त शुऑका 
बिनाश करनेवाला कहा गया है। मोहवश जिसका 
व्रत भङ्ग हो गया अथवा ब्रात्य-संस्गके कारण 
जो पतित हो गया है, वह उपवास करके 'त्वमग्ने 
” (८।११। १)--इस ऋचासे घृतका होम 
करे। ' आदित्य' और “सप्राजा'-इन दोनों 
ऋचाओंका जप करलेवाला शास्त्रें विजयी होता 
है। “मही»' आदि चार ऋचाओंके जपसे महान्‌ 
भये मुक्ति मिलती है। “यदि०' इत्यादि ऋचाका 
जप करके मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर 
लेता है। इन्द्रदेवतासम्बन्धनी ववालीसवों ऋचाका 
जप कलेसे शत्रुओंका विनाश होता है। 'वाचं 
मही०'--इस ऋचाका जप करके मनुष्य 


५२५ 


आरोग्यलाभ करता है । प्रयक्रपू्वक पवित्र हो 'शं 
नो भव०' (८।४८।४-५)-इन दो ऋचाओकि 
जपपूर्वक भोजन करके हदयका हाथसे स्पर्श करे। 
इससे मनुष्य कभी व्याधिग्रस्त नहों होता। 
खान करके 'उत्तमेदम्‌०'--इस मनसे हवन करके 
पुरुष अपने शत्रुऑंका विनाश कर डालता है। 
“शंनो अग्नि०' (७। ३५) इस सूक्तसे हवन करलेपर 
मनुष्य धन पाता है। 'कन्या वाखायती०' 
(८।९१)¬इस सूक्तका जप करके वह दिगशरमके 
दोषसे छुटकारा पाता है। सूर्योदयके समय 
"यदद्यकच्च°' (८।९३।४)-इस ऋचाका जप 
करसे सम्पूर्ण जगत्‌ वशीभूत हो जाता है। 
“यद्बाग्‌' (८। इत्यादि ऋचाके 
जपसे याणी संस्कारयुक्त होती है। 'वचोविदम्‌' 
(८।१०१।१६) ऋचाका मन-ही-मन जप 
करनेवाला वाक्‌-शक्त प्राप्त करता है। पावमानी 
ऋचाएँ परम पवित्र मानी गयी हैं। वैखानस- 
सम्बन्धिनी तीस ऋचाएँ भौ परम पवित्र मानी 
गयी हैं। ऋषिश्रष्ट परशुराम! “परस्य०' इत्यादि 
बासठ ऋचाएँ भी पवित्र कही गयी हैं 
“स्वादिष्ठया०' (९। १--६७) इत्यादि सरसठ सूछ 
समस्त पापोके नाशक, सबको पवित्र करनेवाले 
तथा कल्याणकारी कहे गये हैं। छः सौ दस 
पावमानी ऋचाएँ कही गयी हैं। इनका जप और 
इनसे हवन करनेवाला मनुष्य भयंकर मृत्युभयको 
जीत लेता है। पाप-भयके विनाशके लिये 'आपो 
हिष्ठा' (१०। ९। १-३) इत्यादि ऋचाका जलमें 
स्थित होकर जप करे। “प्र देवत्रा खहाणे”' 
(१०।३०।१)-इस ऋचाका मस्व्रदेशमें मनुष्य 
्राणान्तक भयके उपस्थित होनेपर नियमपूर्वक 
जप करे। उससे शीघ्र भयमुरू होकर मनुष्य 
दीर्घाय प्राप्त करता है। “प्रा वपा मा बृहत:०" 
(१०।३४।१)-इस एक ऋचाका प्रातःकाल 
सूयोंदयके समय मानसिक जप करे। इससे दूतम 
विजयकी प्राप्ति होती है। “मा प्र गाम०' 


(१०।५७। १)--इस ऋचाका जप करनेसे पथभ्रान्त 
मनुष्य उचित मार्गको पा जाता है। यदि अपने 
किसी प्रिय सुहद्‌की आयु क्षीण हुई जाने तो खान 
करके 'यत्ते यमं०' (१०।५८। १)--इस मन्त्रका 
जप करते हुए उसके मस्तकका स्पर्श करे। पाँच 
दिनतक हजार बार ऐसा करनेसे वह लंबी आयु 
प्राप्त करता है। विद्वान्‌ पुरुष “इदमित्था रौद्र 
गूर्तवचा०' (१०।६१। १)--इस ऋचासे घृतकी 
एक हजार आहुतियाँ दे। पशुओंकी इच्छा 
करनेवालेको गोशालामें और अर्थकामीको चौराहेपर 
हवन करना चाहिये। 'बयःसुपर्णा०" (१० । ७३ । 
११)-इस ऋचाका जप करनेवाला लक्ष्मीको 
प्राप्त करता है। 'हविष्यान्तमजरं स्वर्थिदि०' 
(१०। ८८। १)-इस मन्त्रका जप करके मनुष्य 
सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है, उसके रोग नष्ट 
हो जाते हैं तथा उसकी जठराप्रि प्रबल हो जाती 
है। “या ओषधय:०' यह मन्त्र स्वस्त्ययन 
(मज़लकारक) है। इसके जपसे रोगोंका विनाश 
हो जता ह। ष्टिको कामना करनेवाला “यूहस्पते 
अति यदयों०' (२। २३। १५) आदि ऋचाका 
प्रयोग करे। 'सर्वत्र७' इत्यादि मरके जपसे अनुपम 
पराशान्तिकी प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिये। 
संतानकी कामनावाले पुरुषके लिये 'संकाश्य- 
'सूक्त'का जप सदा हितकर बताया गया है। ' अहं 
रुह्रेभिवसुभिः' (१०। १२५। १) इस ऋचाके 
जपसे मानव प्रवचनकुशल हो जाता है। "रत्री 
व्यख्यदायती०' (१०।१२७। १)-इस ऋचाका 
जप करनेवाला विद्वान पुरुष पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त 
होता। रात्रिके समय 'सजिसूछ'का जप कलेवाला 
मनुष्य रात्रिको कुशलपूर्वक व्यतीत करता है। 
` कल्पयन्ती '-इस ऋचाका नित्य जप करनेवाला 
जुओंका विनाश कलेगे समर्थ होता ह। 'दाक्षायणसूक' 
महान्‌ आयु एवं तेजकी प्राप्ति कराता है। 'उत 
देवा:०" (१०। १३७। १)--यह रोगनाशक मन्त्र है। 
खतधारणपूर्वक इसका जप करना चाहिये। अग्निसे 


५२६ 


«नपुणा» 


ममम 


भव होनेपर 'अयमग्ने जरिता त्वे»' (१०। १४२। १) 
इत्यादि ऋचाका जप करे । जंगलॉमें ' अरण्यान्य- 
रण्यानि०' (१०। १४६। १)-इस मन्त्रका जप 
करे तो भयका नाश होता हँ। ब्राको प्राप्त 
करके ब्रह्म-सम्बन्धिनी दो ऋचाओंका जप करे 
और पृथक्‌ पृथक्‌ जलसे ब्राहमोलता एवं शतावरीको 
ग्रहण करे। इससे मेधाशक्ति और लक्ष्मीकी प्राप्ति 
होती है।'शाश इस्था०' (१०। १५२। १)--यह 
ऋचा शहुनाशिनी मानी गयी है । संग्राममें विजयकी 
अभिलाषा रखनेवाले वीरको इसका जप करना 
_चाहिये। "क्राणा संविदान:०' (१०। १६२। १)-- 
यह ऋचा गर्भमृत्युका निवारण करनेवाली 
है॥५१-९१॥ 

*अपेहि" ' (१०। १६४)--इस सूकका पवित्र 
होकर जप करना चाहिये। यह दुःस्व्तको नाश 
'करनेवाला है। 'येनेदम्‌»' इत्यादि ऋचाका जप 
करके साधक परम समाधिमें स्थिर होता है। 
'मयोभूर्वात०' (१०। १६९।१)--यह ऋचा 
गौओकि लिये परम मङ्गलकारक है। इसके द्वारा 
शाम्बरी माया अथवा इन्द्रजालका निवारण करे। 


“महि ' (१०।१८५।१)-इस 
कल्याणकारी ऋताका मार्गमे जप करे । पात्रके 
प्रति विद्वेष रखनेवाला पुरुष “ग्राप्रये»' 
(१०।१८७। १) इत्यादि ऋचाका जप करे, इससे 
शजजुऑंका नाश होता है। 'वास्तोष्पते०' आदि 
चार मन्त्रोसि गृहदेवताका पूजन करे। यह जपकी 
विधि बतायो गयी है। अब हक्‍नमें जो विशेष 
विधि है, वह जाननो चाहिये। होमके अन्तमें 
दक्षिणा देनी चाहिये। होमसे पापकी शान्ति, अनसे 
होमकी शान्ति और स्वर्णदानसे अनकी शान्ति 
होती है। इससे मिलनेवाले ब्राहाणेकि आशीर्वाद 
कभी व्यर्थ नहीं जाते। यजमानको सब ओरसे 
बाहा खान करना चाहिये। सिद्धार्थ (सरसों), 
यव, धान्य, दुग्ध, दधि, घृत, क्षीरवृक्षकी समिधाएँ 
हवम प्रयुक्त होनेपर सम्पूर्ण कामनाओको सिद्ध 
केवाली हैं तथा अभिचारमें कण्टकयुक्त समिधा, 
राई, रुधिर एवं विषका हवन करे। होमकालमें 
शिलोज्छवृत्तिसे प्राप्त अन, भिक्षान, सतू, दूध, 
दही एवं फल-मूलका भोजन करना चाहिये। यह 
*ऋण्विधान' कहा गया है॥ ९२--९८॥ 


हसा प्रकार आदि आग्रे सहापुराणरमे “छम्विशाकका कथन नामक 
डौ खाँ उनसठवाँ अध्याय पूण हुआ# २५१० 


oo 
दो सौ साठवाँ अध्याय 
अजुर्विधान--यजुर्वेदके विभिन्न मन्रोका विभिन्न कायाँके लिये प्रयोग 


पुष्कर कहते हैं--परशुराम! अब मैं भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाले *यजुर्विधान' का वर्णन 
करता हूँ, सुनो। अभ्कार-संयु महाव्याइतियों | 
समस्त पापोंका विनाश कलेवाली और सम्पूर्ण 
'कामनाओंको देनेवाली मानी गयी हैं। विदान्‌ 
पुरुष इनके द्वारा एक हजार चूताहुतियाँ देकर 
देवताओंकी आराधना करे। परशुराम! इससे 
'मनोवाम्छित कामनाकी सिद्धि होती है; क्योंकि 


यह कर्म अभीष्ट मनोरथ देनेवाला है। शान्तिकी 
इच्छावाला पुरुष प्रणवयुक्त व्याहति-मनत्रसे जौकी 
आहुति दे और जो पापोंसे मुक्ति चाहता हो, वह 
उक्त मन्त्रसे तिलोँद्वारा हवन करे। धान्य एवं 
पीली सरसोके हवनसे समस्त कामनाओंकी सिद्धि 
होतो है। परधनकी कामनाबालेके लिये गूलरकी 
समिधाओंद्वारा होम प्रशस्त माना गया है। अन्न 
चाहनेवालेके लिये दधिसे, शान्तिकी इच्छा 


५ अध्याय २६०० 


म 


कणेवालेके लिये दधे एवं प्रचुर सुवर्णकी कामना 
'करनेवालेके लिये अपामार्गकी समिधाओंसे हवन 
करता उत्तम माना गया है। कन्या चाहनेवाला एक 
सूत्रें ग्रथित दो-दो जातीपुष्योंको घीमें डुबोकर 
उनकी आहुति दे। ग्रामाभिलाषी तिल एवं चावलोंका 
हवन करे। वशीकरण कर्में शाखोट (सिंहोर), 
चासा (अङ्सा) और अपामार्ग (चिचिङा या 
ऊँगा)-की समिधाओंका होम करना चाहिये। 
भूगुनन्दन! रोगका नाश करके लिये विष एवं 
रक्तसे सित समिधाओंका हवन प्रशस्त ै। शतके 
चघकी इच्छासे उक्त समिधाऑका 

भलीभौति हवन करे। द्विज सभी धान्योंसे राजाकी 
प्तिमाक निर्माण करे और उसका हजार बार 
हवन करे। इससे राजा वशमें हो जाता है। 
वस्त्राभिलापीको पुसे हवन करना चाहिये। 
दूर्वाका होम व्याधिका विनाश करनेवाला है। 
अहातेजकी इच्छा करनेवाले पुरुषके लिये 
भगवतत वसोर ( उत्तम चस) अर्घण केका 
विधान है। विद्वेषण-कर्मके लिये प्रतयक्िराप्रोछ 
विधिके अनुसार स्थापित अग्निमें धानकी भूमी, 
कण्टक और भस्मके साथ काक और उलूकके 
पंखोंका हवन करे। हन्‌! चन्दरप्रहणके समय 
कपिला गायके से गायत्री-मनत्रद्वारा आहुति देकर 
स घीमें वचाका चूर्ण मिलाकर “सम्पात' नामक 
आहुति दे और अवशिष्ट वचाको लेकर उसे 
गायत्ी-मन्रसे एक सहन बार अभिमन्ित करे। 


फिर उस वचाको खानेसे मनुष्य मेधावी होता है। | लंबी 


लोहे या खदिर काष्ठकी ग्यारह जुल लंबी 
कील 'द्विपतो यधोऽसि' (१।२८) 
जप करते हुए शत्रुके घरमें गाड़ दे। यह मैने तुमसे 
शुका नाश और उच्चाटन करनेवाला कर्म 
(बतलाया है। “चक्षुष्या०' (२। १६) इत्यादि मन्त्र 
अथवा चाक्षुषी-जपसे मनुष्य अपनी खोयी हुई 
नेतरज्योतिको पुनः पा लेता है । 'उपयु़त*" इत्यादि 


अनुवाक अन्नकी प्राप्ति करानेवाला है। 'तनूषा 
अग्रेशसि०” (३।१७) इत्यादि मना दूर्वाका 
होम कस्लेसे मनुष्यका संकट दूर हो जाता है। 
“भेषजमसि”' (३।५९) इत्यादि मन्त्रसे दधि एवं 
'चूतका हवन किया जाय तो वह परुओँपर आनेवाली 
महामारी रोगोको दूर कर देता है। 'व्यम्बरक 
यजामहे०" (३।६०)-इस मनसे किया हुआ 
होम सौभाग्यकी वृद्धि करनेवाला है। कन्याका 
जाम लेकर अथवा कन्याके उद्देश्यसे यदि उक्त 
अन्त्रका जप और होम किया जाय तो वह कन्याको 
आपति करनेवाला उत्तम साधन है। भय उपस्थित 
होनेपर 'त्र्यम्बर्क०' (३। ६०) मन्त्रका नित्य जप 
करनेवाला पुरुष सब प्रकारके भर्योसे छुटकारा पा 
जाता है। परशुराम! घृतसहित धके फूलकी 
उक्त मन्त्रे आहुति देकर साधक अपनी सम्पूर्ण 
'कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। जो 'त्यम्बक' 
मनसे गुग्गुलकी आहुति देता है, वह स्वणमें 
भगवान्‌ शंकरका दर्शन पाता है। 'युञ्जते मन:०' 
(५।१४)-इस अनुवाकका जप केसे दीर्घ 
आयुकी प्राप्ति हती है। "विष्णो रराटमसि०' 
(५। २१) आदि मन्त्र सम्पूर्ण बाधाओंका निवारण 
कलेवाला है। यह मन्त्र राक्षसाँका नाशक, 
कौरवक एवं विजयप्रद है । ' अर नो अग्निः" 
(५।३७) इत्यादि मनत संग्राममे विजय दिलानेवाला 
है। स्तानकालमें 'इदमापः प्रवहत०' इत्यादि 
(६। १७) मन्त्रका जप पापनाशक है। दस अङ्गुल 
लोहेकी सुईको 'विश्वकर्मन्‌ हविषा०' 
(१७।२२)-इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके जिस 


मन्त्रा | कन्याके द्वापर गाड दे, वह कन्या दूसरे किसीको 


नहीं दी जा सकती। ' देव सवितः०' (११।७)- 
इस मन्त्रसे होम करनेपर मनुष्य प्रचुर अल- 
रशिसे सम्पन होता है॥ १-२२॥ 

धर्मज जमदप्रितन्‍दन! बलकी इच्छा रखनेवाला 
द्विज ‘अग्र सवाहाश' मन्त्रसे तिल, यव, 


अपामार्ग एवं तण्डुलोंसे युक्त हवन-सामग्रदवार 
होम करे । विप्रवर! इसी मन्त्रसे गोरोचनको सहस्त 
जार अभिमन्त्रित करके उसका तिलक करनेसे 
मनुष्य लोकप्रिय हो जाता है। रुद्-मन्त्रोका जप 
सम्पूर्ण पापॉंका विनाश करनेवाला है । उनके द्वार 
किया गया होम सम्पूर्ण कर्मोका साधक और 
सर्वत्र शान्ति प्रदान करलेवाला है। धर्म भूगुनन्दन! 
बकरी, भेड़, घोड़े, हाथी, गौ, मनुष्य, राजा, 
बालक, नारी, ग्राम, नगर और देश यदि विविध 
उपद्रवॉसे पीड़ित एवं रोगग्रस्त हो गये हों, अथवा 
महामारी या शत्रुऑका भय उपस्थित हो गया हो 
तो धृतमिश्रित खौरसे रुद्रदेवताके लिये किया 
गया होम परम शान्तिदायक होता है। सदरम 
कूष्माण्ड एवं भृतका होम सम्पूर्ण पापोंका विनाश 
करता है । नरत्रेष्ठ! जो मानव केवल रामे सतू, 
जौकी लप्सी एवं भिक्षानन भोजन करते हुए एक 
'मासतक बाहर नदी या जलाशय स्तान करता 
है, वह ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हो जाता है। 
“मधुवाता०' (१३। २७) इत्यादि मन्त्रसे होम 
आदिका अनुष्ठान करनेपर सब कुछ मिलता है। 
'दथिक्राव्णोर' (२३।३२)¬इस मन्त्रसे हवन 
करके गृहस्थ पुत्रॉको प्राप्त करता है, इसमें संशय 
जहाँ है। इसी प्रकार "घृतवती भुवनानामधि०' 
(३४। ४५)-इस मन्त्रे किया गया घृतका होम 
आयुको बढ़ानेवाला है। 'स्वस्ति न इन्द्रो,' 
(२५।१९)--यह मन्त्र समस्त बाधाओंका निवारण 
करनेवाला है। 'इह गाव: प्रजायध्वम्‌”'--यह 
मन्त्र पुष्टिवर्धक है। इससे भृतकौ एक हजार 
आहुतियाँ देनेपर दर्ताका विनाश होता है। 
“देवस्य त्वा०'--इस मन्त्रसे खुवाद्वारा अपामार्ग 
और तण्डुलका हवन करनेपर मनुष्य विकृत 
अभिचारसै शीघ्र छुटकारा पा जाता है, इसमें 
संशय नहीं है। 'रुद्र यत्ते०” (१०। २०) मन्त्रसे 
'पलाशकी समिधाओंका हवन कस्नेसे सुवर्णकी 


उपलब्धि होती है। अग्रिके उत्पातमें मनुष्य 'शिवो 
भवन" (११।४५) मन्त्रसे धान्यकी आहुति दे। 
"या सेनाः*' (११।७७)--इस मने किया गया 
हवन चोोसे प्राप्त होनेवाले भयको दूर करता 
है। ऋान्‌! जो मनुष्य "यो अस्मभ्यमरातीयात्‌०' 
(११।८०)--इस मनसे काले तिलोकी एक हजार 
आहुति देता है, वह विकृत अभिचारे मुक्त हो 
जाता है। * अन्नपते०' (११।८३)-इस मन्त्रसे 
अन्तका हवन करसे मनुष्यको प्रचुर आन प्राप्त 
होता है। 'हंसः शुचिषत्‌”' (१० । २४) इत्यादि 
अन्त्रका जलमें किया गया जप समस्त पापोंका 
नाश करता है। 'चत्वारि शूक्ा०' (१७। ९१) 
इत्यादि मन्त्रका जलमें किया गया जप समस्त 
घापॉका अपहरण करनेवाला है। 'देवा 
अज्ञमतन्वत*" (१९। १२) इसका जप करके साधक 
ब्हमलोकम पूजित होता है। ' वसन्तो स्यासीद्‌' 
(३९। १४) इत्यादि मन्त्रसे भृतकौ आहुति देनेपर 
भगवान्‌ सूर्यसे अभीष्ट वरकी प्राप्ति होती है। 
“सुपर्णोंडसि*' (१७।७२) इत्यादि मने साध्यकर्म 
व्याइति-सन््रोंसे साध्यकर्मक समान ही होता है। 
“जम: स्वाहा«' आदि मन्त्रका तीन बार जप 
करके मनुष्य बन्धनसे मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 
जलके भीतर 'हुपदादिव मुमुचान:०' (२०। २०) 
इत्यादि नरकी तीन आवृत्तियाँ करके मनुष्य 
समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। 'इह गावः 
प्रजायध्यम्‌" '--इस मनसे भृत, दि, दुग्ध अथवा 
खीरका हवन करनेपर बुद्धिकी वृद्धि होती है। 
“शं नो देवी:०' (३६। १२)--इस मन्त्रसे पलाशके 
'फलॉकी आहुति देनेसे मनुष्य आरोग्य, लक्ष्मी 
और दीर्थ जीवन प्राप्त करता है। ' ओषधीः 
प्रतिमोदध्वम्‌°' (१२। ७७)-इस मन्त्रसे बीज 
बोने और फसल काटनेके समय होम करनेपर 
अर्थको प्राप्ति होती है। ' अ्चावतीर्गोमतीर्न 
उषासो०' (३४। ४०) मतरस पायसका होम कलेसे 


«अध्याय २६०० 


५२९ 


रमन ०2०००-००५५५ 


शान्तिकी प्राप्ति होती है। “तस्मा अरं गमाम" 
(३६। १६) इत्यादि मन्त्रसे होम करलेपर बन्धनग्रस्त 
मनुष्य मुक्त हो जाता है। “युवा सुवासा०' (तै० 
ब्रा० ३।६।१३) इत्यादि मन्त्रसे हवन करनेपर 
उत्तम यस्तरी प्राप्ति होती है। 'मुझन्तु मा 
शपथ्यात्‌०' (१२। ९०) इत्यादि मन्त्रसे हवन 
करनेपर शाप या शपथ आदि समस्त किल्चियोंका 
नाश होता है। “मा मा हिंसीज्जनिताः०" 
(१२। १०२) इत्यादि मन्त्रसे ठिलॉका 
होम शतरुऑंका विनाश कसेवाला होता है । नमोऽस्तु 
सर्पेभ्यो०' (१३।६) इत्यादि मन्त्रसे घृतका होम 
एवं 'कृणुष्व पाज:०' (१३।९) इत्यादि मनसे 
'खीरका होम अभिचारका उपसंहार करनेवाला है। 
“काण्डात्‌ काण्डात्‌०' (१३। २०) इत्यादि मनसे 
दूर्वाकाण्डकी दस हजार आहुतियाँ देकर होता 
ग्राम या जनपदमें फैली हुई महामारीको शान्त 
करे। इससे रोगपीड़ित मनुष्य रोगसे और दुःखग्रस्त 
मानय दुःखसे छुटकारा पाता है। परशुराम! 
“मधुमान्तो वनस्पति:०' (१३। २९) इत्यादि मखसे 
उदुम्बरकौ एक हजार समिधाऔँका हवन करके 
मनुष्य धन प्राप्त करता है तथा महान्‌ सौभाग्य 
एवं व्यवहारमें विजय लाभ करता है। ' अपां 
'गम्भन्सीद मा त्वा०' (वा० १३।३०) इत्यादि 
गन्त्रे हवन करके मनुष्य निश्चय हौ पर्जन्यदेवसे 
बर्षा करवा सकता है। धर्मज्ञ परशुराम! ' अपः 
'पिवन्‌ वौषधी:०' (१४।८) इत्यादि मन्त्रसे दधि, 
घृत एवं मधुका हवन करके यजमान तत्काल 
महावृष्टि करवाता है। "नमस्ते रुद्र»' (१६।१) 
इत्यादि मन्त्रसे आहुति दौ जाय तो यह कर्म 
समस्त उपद्रवांका नाशक, सर्वशान्तिदायक तथा 
महापातकोंका निवारक कहा गया है। 
“ अध्यवोचदधिवक्ता' (१६।५) इत्यादि मन्त्रसे 
आहुति देनेपर व्याधिग्रस्त मनुष्यको रक्षा होती 
है। इस मन्त्रसे किया गया हवन राकषसोका नाशक, 
3362 अग्नि पुराण १८ 


कोर्तिकारक तथा दीर्घायु एवं पुष्टिका वर्धक है। 
मार्ममें सफेद सरसों फेंकते हुए इसका जप कणेवाला 
राहगीर सुखी होता है। धर्मज्ञ भूगुनन्दन! “असौ 
'बस्ताग्र:०" (१६।६)--इसका पाठ करते हुए 
नित्य प्रातःकाल एवं सायंकाल आलस्यरहित होकर 
भगवान्‌ सूर्यका उपस्थान करे । इससे वह अक्षय 
अन एवं दीर्घ आयु प्राप्त करता है। 'प्रमुञ्च 
अन्वन्‌*' (१६। ९-१४) इत्यादि छः मन्त्रोसे 
किया गया आयुधोंका अभिमन्त्रण युद्धमे शत्नुओँके 
(लिये भयदायक है, इसमें कोई अन्यथा विचार 
जहाँ करना चाहिये। 'मा नो महान्तम्‌»' (१६। १५) 
इत्यादि मन्त्रका जप एवं होम बालकोकै लिये 
शान्तिकारक होता है। 'नमो हिरण्यब्ाहवे०' 
(१६। १७) इत्यादि सात अनुवाकॉसे कडुए तेलमें 
'मिलायौ गयी राईकी आहुति दे तो वह शत्रुऑका 
जाश करलेवाली होती है। 'नमो यः किरिकेभ्यो”' 
(१६ ।४६)-इस अर्धमन्त्रसे एक लाख कमल- 
चुष्पोंका हवन करके मनुष्य राज्यलक्ष्मी प्राप्त कर 
लेता है तथा बिल्वफलॉसे उतनी ही आहुतियाँ 
देनेपर उसे सुवर्णराशिकी उपलब्धि होती है। इमा 
रुद्ाय"' (१६। ४८) मनसे तिलॉका होम करनेपर 
नक प्राप्ति होती है । एवं इसी मनसे घृतसिक्त 
वाका हवन कस्नेपर मनुष्य समस्त व्याधियोंसे 
मुक्त होता है। परशुराम! 'आशुः शिशानः०' 
(१७।३३)--यह मन्त्र आयुधोंकी रक्षा एवं संग्राम 
सम्पूर्ण शबुओँका विनाश करनेवाला है। धर्म 
द्विनत्रे! 'वाजक्ष मे०' (१८। १५-१९) इत्यादि 
पाँच मन्त्रोंसे घृतकी एक हजार आहुतियाँ दे। 
इससे मनुष्य ेत्ररोगसे मुत हो जाता है। 'शं नो 
खनस्यते०' (१९। ३८) इस मनसे घरमे आहुति 
देनेपर वास्तुदोषका नाश होता है । ' अपन आयूंषि" 
(१९।३८) इत्यादि मन्त्रे भृतका हवन करके 
मनुष्य किसीका दषा नहीं होता। 'अपां फेनेन०' 
(१९।७१) मन्त्रसे लाजाका होम करके योद्धा 


५३० 


+ अध्निषुणाण 


विजय प्राप्त करता है। “भद्रा उत प्रशस्तयोर' 
(१४।३९) इत्यादि मन्तके जपसे इन्दरियहीन अथवा 
दुरबलेनद्रिय मनुष्य समस्त इच्द्रियॉकी शक्तिसे सम्पन 
हो जाता है। ' अग्निश्च पृथिवी च०” (२६।१) 
इत्यादि मन्त्र उत्तम वशोकरण है। ' अध्वना०' 
(५।३३) आदि मन्त्रका जप करनेवाला मनुष्य 
व्यवहार (मुकदमे)-में विजयी होता है। कार्यके 
आरम्भं “ब्रह्म क्तं पवते»' (१९।५) इत्यादि 
मनका जप सिद्धि प्रदान करता है। 'संवत्सरो$सि०' 
(२७।४५) इत्यादि मन्त्रसे भृतको एक लाख 
आहुतियाँ देनेवाला रोगमुक्त हो जाता है। “केतु 
'कृण्वन्‌०' (२९। ३७) इत्यादि मन्त्र संग्राममें विजय 
'दिलानेबाला है। “इत्र: मन्त्र युद्धमे 
धर्मसंगत विजयकी प्राप्ति कराता है। 'थन्बना 
गा०' (२९।३९) सत्त्रका धनुष ग्रहण करके 
समय जप करना उत्तम माना गया है। 'यजीत०'-- 
यह मन्त्र धनुषकी प्रत्यक्षाको अधिमन्त्रित करके 
लिये है, ऐसा जानना चाहिये । ' अहिरिव भोगे:०' 
(२९।५१) मन्त्रका बाणोंको अभिमन्त्रित कलेमें 
प्रयोग करे। "बहनां पिता०' (२९। ४२)--यह 
तूणीरको अभिमन्त्रित करनेका मर बतलाया गया 
है।'युखन्त्यस्य»' (२३। ६) इत्यादि मन्त्र अश्लोको 
रथमें जोतनेके लिये उपयोगी बताया गया है। 
'आशुः शिशान:०” (१७।३३)-यह मन्त्र 
यात्ररम्भके समय मङ्गलके रूपमें पठनीय कहा 
जाता है। “विष्णो: क्रमोषसि०' (१२।५) मन्त्रा 
पाठ रथारोहणके समय करना उत्तम है। 
'आजङ्न्ति' (२९।५०)--इस मन्त्रे अको 
प्रेरित करनेके लिये प्रथम बार चाबुकसे हॉके। 
“याः सेना अभित्वरी:०' (११ ।७0) इत्यादि मन्तरका 
जत्रुसेनाके सम्मुख जप को । 'दुन्दुभ्य:०' इत्यादि 
मनसे दुभि या नगारेको पौटे। इन मरे 
पहले हवन करके तब उपर्युक्त कर्म कसेपर 
योद्धाको संग्राममें विजय प्राप्त होतो है। विद्‌ 


पुरुष “यमेन दत्त' (२९। १३) -इस मनसे एक 
करोड़ आहुतियाँ देकर संग्रामे लिये शीघ्र ही 
विजयप्रद रथ उत्पन्न कर सकता है।' आकृष्णेन०' 
(३४। ३१) इत्यादि मन्त्रसे साध्यकर्म व्याहतियोंके 
समान हो होता है। 'यज्जाग्रतो०' (३४। १) 
इत्यादि शिवसंकल्प-सम्बन्धी सूक्तोंके जपसे 
'साधकका मन एकाग्र होता है। 'पञ्चनद्ध:' 
(३४।११) इत्यादि मन्तरसे पाँच लाख घोकी 
(आहुतियाँ देनेपर लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। 
“यदाबछन्‌ दाक्षायणाः*' (३४।५२)--इस मनसे 
हजार बार अभिमान्त्रित करके सुवर्णको धारण 
करे। यह प्रयोग शतुऑंका निवारण करनेवाला 
होता है। “इस जीवेध्यः०' (३५। १५) मन्त्रसे 
(शिला अथवा डेलेको अभिमन्त्रित करके घरे 
चारों ओर फेंक दे। ऐसा करनेवालेको रातमें 
चोरोंसे भय नहीं होता। "परीमे गामनेषत्‌०' 
(३५। १८)--यह उत्तम वशीकरण-मन्त्र है। इस 
अनके प्रयोगसे मारनेके लिये आया हुआ मनुष्य 
भी वशमें हो जाता है। धर्मात्मन्‌! उक्त मन्त्रे 
अभिमाखतित भक्ष्य, ताम्बूल, पुष्प आदि किसीको 
दे दिया जाय तो वह श्र ही देनेवालेके वशीभूत 
हो जायगा। “शं नो मित्र:०' (३६।९)-यह 
मन्त्र सदैव सभी स्थानॉपर शान्ति प्रदान करनेवाला 
है। “गणानां त्वा गणपतिं०' (२३।१९)-इस 
अनरे चौराहेपर सप्तधान्यका हवन करके होता 
सम्पूर्ण जगत्को वशीभूत कर लेता है, इसमें 
संशय नही है। 'हिरण्यवर्णा: शुक्रय:०'-- इस 
अन्त्रका अभिषेकर्मे प्रयोग करना चाहिये।'शं नो 
देवीरभीष्ये०” (३६।१२)-यह मन्त्र परम 
शान्तिकारक है। “'एकचक्र*' इत्यादि ममन्त्रसे 
आज्यभागपूर्वक ग्रहोंके लिये घीकी आहुति देनेपर 
साधकको शान्ति प्राप्त होती है और निस्संदेह 
उसे ग्रहोंका कृपाप्रसाद सुलभ हो जाता है। 'गाव 
उपाबताबम०” (३३। २९) एवं 'भग प्रणेतः०' 


«अध्याय २६१० 


५३९ 


_ ड 


(३४।३६-३७) इत्यादि दो मन्तरोले घृतका हवन 
करके मनुष्य गौओंकी प्राप्ति करता है। 'प्रवादा 

सोपत्‌०'-- इस मन्त्रका ग्रहयज्ञमें प्रयोग 
होता है। “देवेभ्यो वनस्पते०' इत्यादि मन्त्रका 


क्षयम विनियोग होता है । गायत्रीको विष्णुरूपा 
जाने। समस्त पापोंका प्रशमन एवं समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाला विष्णुका परमपद 
भी वही है॥ २३-८४॥ 


इस प्रकार आदि आक महामे “वाजुकेंट-विधान-कशत” नामक 


दो सौ साठ अध्याय पूरा 


“सामविधान-सामवेदोक्त मन्त्रोंका 
पुष्कर कहते हैं--परशुराम! मैंने तुम्हे 
“यजुविधान' कह सुनाया, अब मैं 'सामविधान' 
कहग “वैष्णवो-संहिता' का जप करके उसका 
दशशांश होम करे। इससे मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओँका 
भागी होता है। 'छान्‍्दसी-संहिता' का विधिपूर्वक 
जप करके मानव भगवान्‌ शंकरको प्रस्न कर 
लेता है । 'स्कन्द-संहिता' और “पितृ-संहिता'का 
जप करनेसे प्सनताकी प्राप्ति होती है। 'यत 
इन्द्र भजामहे०' (१३२१)--इस मन्त्रका जप हिंसा- 
दोषका नाश करनेवाला है । 'अग्निस्तिस्पेन०* 
(२२) इत्यादि मन्त्रका जप करनेवाला अवकीर्णी 
(जिसका व्रहाचर्यावस्थामे हो ब्रह्मचर्य खण्डित 
हो गया हो, वह) पुरुष भी अपने पाप-दोषसे 
मुक्त हो जाता है। 'परीतो5चिछता सुतम्‌०' (५१२) 
इत्यादि साममन्त्र समस्त पापोंका नाश करनेवाला 
है, ऐसा जानना चाहिये। जिसने प्रमादवश निषिद्ध 
वस्तुका विक्रय कर लिया हो, वह उसके 
प्रायक्षि्तरूपसे 'घृतबती भुवना०' (३७८) इत्यादि 
मन्त्रका जप करे। 'अद्य नो देव सवित:०' 
(१४१)--यह मन्त्र दःस्वप्नॉका नाश करनेवाला 
है। भ्र परशुराम! “अवोध्यश्रि:०' (१७४६) 
इत्यादि मन्त्रसे विधिवत्‌ भृतका हवन करे। फिर 
शेष घृतसे मेखलाबन्ध (करधनी आदि)-का सेचन 


करे। वह मेखलाबन्ध ऐसी स्तियॉको धारण करावे, 


इखा॥२६०॥ 


भिन्न-भिन्न कार्योके लिये प्रयोग 


जिनके गर्भ गिर जाते रहे हों। तदनन्तर बालकके 
उत्पन्न होनेपर उसे पूर्वोक्त मसे अभिमच्तित 
मणि पहनावे। 'सोमं राजानम्‌०' (९१) मन्त्रके 
जपसे रोगी व्याधियोंसे छुटकारा पाता है। सर्प- 
सामका प्रयोग करनेवालेको कभी सपाँसे भय 
जहाँ प्राप्त होता। ब्राह्मण 'मा पापत्वाय 
(९९८)-इस मन्त्रसे सहस्र आहुतियाँ देकर 
शतावरीयुक्त मणि बाँधनेसे शस्त्रभयको नहीं प्राप्त 
होता। दी्तमसोऽर्कः०' इस साममन्त्रसे हवन 
'कस्नेपर प्रचुर अन्नकी प्राप्ति होती है। 'समन्या 
यन्ति:०' (६०७)--इस सामका जप करनेवाला 
च्याससे नहीँ मर सकता। 'त्वमिषा ओषधी:०' 
(६०४)-इस मन्त्रका जप करनेसे मनुष्य कभी 
व्याधिग्रस्त नहँ होता। मार्ममे 'देवब्रत-साम'का 
जप करके मानव भयसे छुटकारा पा जाता है। 
“यदिन्द्रो अनुनयत्‌०” (१४८)--यह मन्त्र हवन 
करनेपर सौभाग्यकी वृद्धि करता है। परशुराम! 
“भगो न चित्रो०” (४४९)-इस मन्त्रका जप 
करके ज्रम लगाया गया अञ्जन हितकारक एवं 
सौभाग्यवर्द्धक होता है, इसमें अन्यथा विचार नहीं 
करा चाहिये। 'इन्द्र'--इस पदसे प्रारम्भ होनेवाले 
मन्त्रवर्गका जप करे। इससे सौभाग्यकी वृद्धि होती 
है। “परि प्रिया दिवः कवि:०' (४७६)-यह 
मन्त्र, जिसे प्राप्त करनेकी इच्छा हो, उस स्त्रीको 


५३२ 


७ अश्लिषुसण * 


मनम मनम 


सुनावे। परशुराम! ऐसा करनेसे वह सत्र उसे 
चाहने लगती है, इसमें अन्यथा विचार नहीं करना 
चाहिये। 'रथन्तर-साम' एवं 'वामदेव्य-साम' 
अद्यतेजकी वृद्धि करनेवाले हैं। ' इन्रमिद्गाथिनो०' 
(१९८) इत्यादि मन्त्रका जप करके घृतमे मिलाया 
हुआ बचा चूर्ण प्रतिदिन बालकको खिलावे। इससे 
वह श्रुतिधर हो जाता है, अर्थात्‌ एक बार ससे 
ही उसे शास्त्रकी पंक्तियाँ याद हो जाती हैं। 
*रथत्तर-साम' का जप एवं उसके द्वारा होम करके 
पुरुष निस्संदेह पुत्र प्राप्त कर लेता है। “मथि 
औः०' ('मयि यचो अधो०') (६०२)-यह 
मन्त्र लक्ष्मीकी वृद्धि करनेवाला है। इसका जप 
करना चाहिये। प्रतिदिन “वैरूप्पाष्क' (वैरूप्प 
सामके आठ मन्त्र) -का पाठ करनेवाला लक्ष्मीकी 
पि करता है । “सप्ताष्क'का प्रयोग करनेवाला 
समस्त कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। जो 
मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल एवं सायंकाल 
आलस्यरहित होकर 'गव्योषुणो यथा०' (१८६)-- 
इस मनसे गौओँका उपस्थान काला है, उसके 
घरमै गौएँ सदा बनी रहती हैं। “बात आ चातु 
भेषजम्‌०' (१८४) मन्त्रसे एक द्रोण घृतमित्रित 


का विधिपूर्वक होम करके मनुष्य सारी मायाको 
नष्ट कर देता है। “प्र दैबोदासो०' (५१) आदि 
सामसे तिलोंका होम करके मनुष्य अभिचारकर्मको 
शान्त कर देता है। “अभि त्वा शूर नोनुभो*' 
(२३३)--इस सामको अन्तमं वषट्कारस संयुक्त 
करके [इससे वासक (अडूसा) वृक्षक एक 
हजार समिधाओंका होम युद्धम विजयकी प्राप्ति 
करानेवाला है |] उसके साथ 'वामदेव्यसाम'का 
सहस्र बार जप और उसके द्वारा होम किया 
जाय तो वह युद्धमे विजयदायक होता है। 
विद्वान पुरुष सुन्दर पिष्टमय हाथी, घोड़े एवं 
मनुष्योंका निर्माण करे। फिर शत्रुपक्षके प्रधान- 
प्रधान वीरोंकों लक्ष्ये रखकर उन पसीजे हुए 
पिष्टकमय पुरुषोंके छुरेसे टुकड़े-टुकड़े कर डाले : 
दनन्तर मन्त्रे पुरुष उन्हें सरसेकि तेलमें भिगोकर 
“अभि त्वा शूर नोनुमो०' (२३३)--इस मन्त्रसै 
उनका क्रोधपूर्वक हवन करे । बुद्धिमान्‌ पुरुष यह 
अभिचारकर्म करके संग्राममे विजय प्राप्त करता 
है। गारुड, वामदेव्य, रथन्तर एवं बहद्रथ-साम 
निस्संदेह समस्त पापोका शमन करनेवाले कहे 
गये हैं ॥ १-२४॥ 


इस प्रकार आदि आग्रेय महापुराणे 'साय-विधान” नामक 
डो खै इकसठया अध्याय पूणा हुआ २६१४ 
mee 
दो सौ बासठवाँ अध्याय 
अथरवंविधान--अथर्ववेदोक्त मन्त्रोंका विभिन्न कर्मोमें विनियोग 


पुष्कर कहते हैं- परशुम! 'सामविधान' 
कहा गया। अब मं ' अधरवविधान'का वर्णन करुँगा। 
शान्तातीयगणके उद्देश्से हवन करके मानव शान्ति 
प्राप्त करता है। भैषज्यगणके उद्देश्यसे होम करके 
होता समस्त रोगको दूर करता है ।त्रिसप्तीयगणके 
उददैश्यसे आहुता देनेवाला सम्पूर्ण पापोंसे मुठ 
हो जाता है। अभयगणके उदेश्यसे होम कसनेपर 
मनुष्य किसी स्थानपर भी भय नहीं प्राप्त करता। 


परशुराम! अपराजितगणके उद्देशससे हवन कलेवाला 
कभी पराजित नहीं होता। आयुष्यगणके उद्ेश्यसे 
आहुतियाँ देकर मानव दुर्ृतयुको दूर कर देता है। 
स्वस्त्ययनगणके उद्देश्यसे हवन करनेपर सर्वत्र 
मक्नलको प्राप्त होती है । शर्मवर्मगणके उद्देश्ये 
होम करनेवाला कल्याणका भागी होता है। 
ास्तोष्पत्यगणके उददेश्यसे आहुतियाँ देनेपर 
वास्तुदोषकी शान्ति होती है। रौद्रगणके लिये 


५ अध्याय २६२० 


५३३ 


हवन करके होता सम्पूर्ण दोषोंका विनाश कर 
देता है। निग्राङ्कित अठारह प्रकारको शान्तो 
इन दस गणोके द्वारा होम करना चाहिये। (वे 
अठारह शान्तियाँ ये हैं) वैष्णवी, ऐदी, बह, 
द्र, वायव्या, वारुणी, कौबेरी, भ्वी, प्राजापत्या, 
त्वाष्टी, कौमारी, आप्रेयी, मारुद्गणी, गान्धर्वी, 
नैकँतिकी, आङ्गिरसी, य्या एवं कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाली पार्थिवी शान्ति॥ १-८॥ 
यस्त्वं मृत्यु;०' इत्यादि आधर्वण-मन्त्रका 
जप मृत्युका नाश करेवाला है । 'सुपर्णस्त्वा»' 
(४। ६। ३)-इस मन्त्रसे होम करनेपर मनुष्यको 
सपॉसे बाधा नहीं प्राप्त होती। 'इनद्रेण दत्तो»' 
(२।२९। ४)--यह मन्त्र सम्पूर्ण कामनाओको सिद्ध 
करनेवाला है । 'इन्द्रेण दद्तो०' यह मन्त्र समस्त 
'बाधाओँका भी विनाश करलेवाला है। 'इमा या 
देवी' (२।१०।४)--यह मन्त्र सभी प्रकारकी 
शान्तियोकि लिये उत्तम है। 'देवा मरुतः 
मन्त्र समस्त कामनाओंको सिद्ध करनेवाला है। 
'यमस्य लोकाद०' (१९।५६। १)-यह मन्त्र 
दुस्वणका नाश करनेमें उत्तम है। “इच्धक्ा 
पञ्च वणिज:०'--यह मन्त्र परमपुण्यका लाभ 
करानेवाला है। "कामो मे वाजी,' मनसे हवन 
करनेपर स्त्रियोंके सौभाग्यकी वृद्धि होती है। 
'तुभ्यमेव»' (२। २८। १) इत्यादि मन्त्रको नित्य 
दस हजार जप करते हुए उसका दशांश हवन करे 
एवं 'अग्ने गोभिन:०' मन्त्रसे होम करे तो उत्तम 
मेधाशक्तिकी वृद्धि होती है। 'श्रुवं शरुवेण»' 
(७।८४।१) इत्यादि मन्त्रसे होम किया जाय तो 
चह स्थानकी प्राप्ति कराता है। 'अलक्तजीवेति 


“यह मन्त्र कृषि-लाभ करानेका साधन 
अहं ते भग्न:'--यह मन्त्र सौभाग्यकी वृद्धि 
कलेवाला है। “ये मे पाशा:०' मन्त्र बन्धनसे 
छुटकारा दिलाता है । 'शपत्वहन्‌ '-- इस मन्त्रका 
जप एवं होम करनेसे मनुष्य अपने श्रुओंका 
विनाश कर सकता है । “त्वपुत्तमम्‌० '-- यह मन्त्र 
यश एवं बुद्धिका विस्तार करनेवाला है। 'यथा 
मृगाः०' (५।२१।४)--यह मन्त्र स्त्रयोंक 
सौभाग्यको बढानेवाला है। 'येन चेह दिशं 
चैव,'--यह मन्त्र र्भकी प्राप्ति करानेवाला है। 
“अव॑ ते योनिः» (३। २०।१)-इस मन्त्रके 
अनुयाने पुत्रलाभ होता है । "शिवः शिवाभिः 
इत्याद मन्त्र सौभाग्यवर्धक है । “बृहस्पतिर्नः परि 
'घातु«' (७।५१। १) इत्यादि मन्त्रका जप मर्म 
मङ्गल करलेवाला है। “मुझामि त्वा«' 
(३।११।१)--यह मन्त्र अपमृत्युका निवारक है । 

पाठ करनेवाला समस्त पापोंसे मुक्त 
हो जाता है। यह मैंने तुमसे प्रधानतया मन्त्रके 
द्वारा साध्य कुछ कर्म बताये हैं। परशुराम! यज्ञ- 
सम्बन्धी वृक्षॉकी समिधाएँ सबसे मुख्य 
हवषय हैं। इसके सिवा भत, धान्य, श्वेत सर्पप, 
अक्षत, तिल, दधि, दुग्ध, कुश, दा, िल्व और 
कमल-ये सभी द्रव्य शान्तिकारक एवं 
पुष्टिकारक बताये गये हैं। धर्मज्ञ! तेल, कण, राई, 
रुधिर, विष एवं कण्टकयुक्त समिधाओंका 
अभिचारकर्ममे प्रयोग करे। जो मन्त्रेकि ऋषि, 
देवता, छन्द और विनियोगको जानता है, यही 
उन-डन मन्तरोद्वारा कथित कमोंका अनुष्ठान 
करे॥९-२५॥ 


इस रकार आदि आहेय महापुताणर्मों 'अवर्वाधिधात” कामक 
दो सौ बासठकाँ अध्याय पूय हुआ# २६२॥ 
हक 


पकड 


= अस्निपुराण « 


दो सौ तिरसठवाँ अध्याय 
नाना प्रकारके उत्पात और उनकी शान्तिके उपाय 


पुष्कर कहते हैं--परशुराम! प्रत्येक वेदके 
“श्रसूक्त'को जानना चाहिये। वह लक्ष्मीकी वृद्धि 
करनेवाला है। 'हिरण्यवर्णा हरिणीं इत्यादि पंद्रह 
ऋचाएँ ऋणेदीय शसू हैं। 'रथे० (२९-४३) 
“अक्षराजाय, (३०। १८) 'बाज:०', (१८। ३४) 
एवं 'चतस्रः०' (१८ । ३२)--ये चार मन्त्र यजुर्वेदीय 
सूक हैं। ' श्रवन्तीय-साम' सामवेदीय श्रीसूक 
है तथा "श्रियं धातर्मयि धेहि" यह अधर्ववेदका 
सूरत कहा गया है। जो भकिपूर्वक श्रीसूक्तका 
जप एवं होम करता है, उसे निश्चय ही लक्ष्मीकी 
प्राप्ति होती है। श्रीदेवीकी प्रसनताके लिये 
कमल, बेल, घी अथवा तिलकी आहुति देनी 
चाहिये॥ १--३६॥ 

प्रत्येक थेदमें एक ही 'पुरुषसूछ' मिलता है, 
जो सब कुछ देनेवाला है। जो खान करके 
“पुरुषसूकत'के एक-एक मनसे भगवान्‌ विष्णुको 
एक-एक जलाञ्जलि और एक-एक फूल समर्पित 
करता है, वह पापरहित होकर दूसरोंके भी 
पापका नाश करनेवाला हो जाता है। खान 
करके इस सूक्तके एक-एक मन्त्रके साथ 
श्रीविष्णुको फल समर्पित करके पुरुष सम्पूर्ण 
'कामनाओँका भागी होता है। 'पुरुषसू के जपसे 
महापातकों और उपपातकोँका नाश हो जाता है। 
कृच्छुव्रत करके शुद्ध हुआ मनुष्य ख्रानपूर्वक 
“पुरुषसूक्त'का जप एवं होम करके सब कुछ पा 
लेता है॥ ४-६ १॥ 

अठारह शान्तिये समस्त उत्पातोंका उपसंहार 
केवाली अमृता, अभया और सौम्या--ये तीन 
शान्तियाँ सर्वोत्तम हैं। "अमृता शान्ति' सर्वदैवत्या, 
*अभया' ब्रहादैवत्या एवं “सौम्या' सर्वदैत्य है। 
इनमेंसे प्रत्येक शान्ति सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली 
है। भरे! 'अभया' शान्तिके लिये वरुणवृक्षके 


मूलभागकी मणि बनानी चाहिये। 'अमृता' 
'शान्तिके लिये दूर्वाूलकी मणि एवं 'सौम्या 'शान्तिके 
लिये शङ्खमणि धारण करे। इसके लिये उन- 
उन शान्तियोंके देवताओंसे सम्बद्ध मन्त्रोंको सिद्ध 
करके मणि बाँधनी चाहिये। ये शान्तियाँ दिव्य, 
आन्तरिक्ष एवं भौम उत्पातोंका शमन करनेवाली 
हैं। "दिव्य", 'आन्तरिक्ष' और ' भौम'-यह तीन 
प्रकारका अद्भुत उत्पात बताया जाता है, सुनो। 
ग्रहों एवं नक्षत्रोंकी विकृतिसे होनेवाले उत्पात 
“दिव्य' कहलाते हैं। अब ' आन्तरिक्ष' उत्पातका 
वर्णन सुनो। उल्कापात, दिग्दाह, परिवेश, सूर्यपर 
घेरा पड़ना, गन्धर्व नगरका दर्शन एवं विकारयुक्त 
यृष्टि--ये अन्तरिक्ष-सम्बन्धी उत्पात हैं। भूमिपर 
एवं जंगम प्राणियोंसे होनेवाले उपद्रव तथा 
भूकम्प ये भीम' उत्पात हैं। इन त्रिविध उत्पातोकि 
दौखनेके बाद एक सप्ताहकै भीतर यदि वर्षा हो 
जाय तो वह 'अद्भुत' निष्फल हो जाता है। यदि 
लीन वर्षतक अद्भुत उत्पातकी शान्ति नहीं की 
गयी तो वह लोकके लिये भयकारक होता है। 
जब देवताओंकी प्रतिमाएँ नाचती, कापती, जलती, 
शब्द करती, रोती, पसीना बहाती या हँसती हैं, 
तब प्रतिमाओकि इस विकारकी शान्तिके लिये 
उनका पूजन एवं प्राजापत्य-होम करना चाहिये। 
जिस राष्टमे बिना जलाये ही घोर शब्द करती हुई 
(आग जल उठती है और इन्धन डालनेपर भी 
प्रज्वलित नहीं होती, वह राष्ट्र राजाओंके द्वारा 
पीड़ित होता है॥७-१६॥ 

भृगुनन्दन! अग्नि-सम्बन्धी विकृतिकी शान्तिके 
लिये अग्रिदैवत्य-मन्त्रोसे हवन बताया गया है। 
जब वृक्ष असमयमें ही फल देने लगें तथा दूध 
और रक्त बहावें तो वृक्षजनित भौम-उत्पात होता 
है। वहाँ शिवका पूजन करके इस उत्पातकी 


५ अध्याय २६४० 


५३५ 


नमम 


शान्ति करावे। अतिवृष्टि और अनावृष्टि -दोनों 
हो दुभ्िक्षाका कारण मानी गयी हैं। वर्षा-ऋतुके 
सिवा अन्य ऋतुओंमें तीन दिनतक अनवरत वृष्टि 
होनेपर उसे भयजनक जानना चाहिये। पजन्य, 
चन्द्रमा एवं सूर्यके पूजनसे वृष्टि-सम्बन्धो वैकृत्य 
(उपद्रव) -का विनाश होता है। जिस नगरसे नदियाँ 
दूर हट जाती हैं या अत्यधिक समीप चली आती 
हैं और जिसके सरोवर एवं झरने सूख जाते हैं, 
वहाँ जलाशयोके इस विकारको दूर करनेके लिये 
'बरुणदेवता-सम्बन्धी मन्त्रका जप करना चाहिये। 
जहाँ स्त्रियाँ असमयमें प्रसव करें, समयपर प्रसव 
ज करें, विकृत गर्भको जन्म दें या युग्म-संतान 
आदि उत्पन करें, वहाँ स्तोक प्रसव-सम्बन्धी 
चैकृत्यके निवारणार्थ साध्य स्त्रियों और ब्राह्मण 
आदिका पूजन करे॥ १७-२२॥ 

जहाँ घोड़ी, हथिनी या गौ एक साथ दो 
बच्चाको जती हैं या विकारयुकत विजातीय संतानको 
जन्म देती हैं, छः महीनोंके भीतर प्राणत्याग कर 
देती हैं अथवा विकृत गर्भका प्रसव करती हैं, 
उस राष्ट्रको शत्रुमण्डलसे भय होता है। पशुओके 
इस प्रसव-सम्बन्धी उत्पातकी शान्तिके उद्देश्यसे 
होम, जप एवं ब्राहाणोका पूजन करना चाहिये। 
जब अयोग्य पशु सवारीमें आकर जुत जाते हैं, 


योग्य पशु यानका वहन नहीं करते हैं एवं आकाशमें 
दूर्वनाद होने लगता है, उस समय महान्‌ भय 
उपस्थित होता है। जब वन्यपशु एवं पक्षी ग्राममें 
चले जाते हैं, ग्राम्यपशु वनमें चले जाते हँ, स्थलचर 
जीव जलमें प्रवेश करते हैं, जलचर जीव स्थलपर 
चले जाते हैं, राजद्वारपर गौदड़ियाँ आ जाती हैं, 
मुर्गे प्रदोषकालमें शब्द करें, सूर्योदयके समय 
गोदड़ियाँ रुदन करें, कबूतर घरमें घुस आवे, 
सांसभोजो पक्षी सिरपर मँडराने लगें, साधारण 
मवखौ मधु बनाने लगें, कौए सबकी आँखोंके 
सामने मैथुनमें रवृत हो जावे, दृढ़ प्रासाद, तोरण, 
उद्यन, द्वार, परकोटा और भवन अकारण ही 
गिरने लगे, तब राजाकी मृत्यु होती है। जहाँ 
भूल या धुएँसे दशो दिशाएँ भर जायें, फेतुका 
उदय, ग्रहण, सूर्य और चन्द्रमामें छिद्र प्रकट 
होना-ये सब ग्रहों और नक्षत्रॉके विकार हैं। 
ये विकार जहाँ प्रकट होते हैं, वहाँ भयकी 
सूचना देते हैं। जहाँ अग्नि प्रदीप्त न हो, 
जलसे भरे हुए घड़े अकारण ही चने लगें तो इन 
उत्पातोंके फल मृत्यु, भय और महामारी आदि 
होते हैं। ब्राह्मणों और देवताओंकी पूजासे 
तथा जप एवं होमसे इन उत्पातोंकी शान्ति होती 
है॥२३-३३॥ 


इस कार आदि आफ्रेय महारो 'उत्पत-शाकतिका कथ" नामक 
दो साँ शिरस्य अध्याय पूण हआ २६३॥ 


rime 
दो सौ चौसठवाँ अध्याय 
देवपूजा तथा वैश्वदेव-बलि आदिका वर्णन 


पुष्कर कहते हैं-- परशुराम! अब यै देवपूजा 
आदि कर्मका वर्णन करूँगा, जो उत्पातोंको शान्त 
करेवाला है। मनुष्य खान करके 'आपो हि 
ट्टा०” (यजु० ३६। १४-१६) आदि तीन मन्त्रोंसे 
भगवान्‌ श्रीविष्णुको अर्घ्य समर्पित करे। फिर 


“हिरण्यवर्णा०  (ऋकु०प० ११। ११। १-३) आदि 
लीन मने पा समर्पित करे। “शं नो आप: ० '-- 
इस मन्त्रसे आचमन एवं “इदमाप:०' (यजु० 
६। १७) मन्त्रसे अभिषेक अर्पण करे। “रथे०, 
अक्षेषु एवं चतस्तः" इन तीन मन्रो भगवानूके 


ङ्गम चन्दनका अनुलेपन करे। फिर “युवा 
सुबासाः०' (ऋक्‌ ३।८।४) मन्त्रसे वस्त्र और 
"पुष्पवती०' (अथर्व ८ । ७। २७) इत्यादि मनसे 
पुष्प एवं ' धूरसि०' (यजु» १।८) आदि मनर 
धूप समर्पित करे। तेजोऽसि शुक्रमसि ' (यजु० 
१।३१)--इस मन्त्रसे दीप तथा 'दधिक्राव्णो०' 
(सुन २३।३२) मन्त्रे मधुपर्क निवेदन करे। 


नर्र तदनन्तर 'हिरण्यगर्भ:०' आदि आठ 
ऋचाओंका पाठ करके अन्न एवं सुगन्धित पेय 
पदार्थका मैवे समर्पित करे। इसके अतिरिकि 
भगवानको चामर, व्यजन, पाटुका, छत, यान एवं 
आसन आदि जो कुछ भी समर्पित करना हो, वह 
सावित्र-मनत्रसे अर्पण करे। फिर “पुरुषसूछ' का 
जप करे और उसीसे आहुति दे। भगवद्विप्रहके 
भामे वेदिकापर स्थित जलपूर्ण कलशरमे, अथवा 
जदीके तटपर, अथवा कमलके पुष्पमे भगवान्‌ | 
विष्णुका पूजन करलेसे उत्पातॉंकी शान्ति होती 
हे॥१-७॥ 

(काम्य बलिवैजवदेव-प्रयोग) भूमिस्थ वेदीका 
मार्जन एव प्रोक्षण करके उसके चारों ओर कुशको 
बिछावे। फिर उसपर अग्रिको प्रदीष्त करके उसमें 
होम करे'। महाभाग परशुराम! मन और इन्द्रयोको 
सममे रखते हुए सब प्रकारकी रसोईमेसे अग्राशन 
निकालकर गृहस्थ ढ्विज क्रमशः वासुदेव आदिके 
लिये आहुतियाँ दे। मनत्रवाक्य इस प्रकार हैं- 

“प्रवे अव्ययाय दवय वासुदेवाय नमः स्वाहा। 
अग्र नमः स्वाहा । सोमाय नमः स्वाहा । मित्राय 


नमः स्वाहा। वरुणाय नमः स्वाहा । इनाय नमः 
स्वाहा । इन्र नमः स्वाहा विश्यो देवेभ्यो 
जमः स्वाहा। प्रजापतये नमः स्वाहा। अनुमत्यै 
जः स्वाहा। धन्वने नमः स्वाहा । वास्तोष्पतये 
जमः स्वाहा। दव्य नमः स्वाहा। एवं अग्रये 
स्वकृते नमः स्वाहा।' इन देवताओंको उनका 
थ्व नाम लेकर एक-एक ग्रास अनकी 
आहुति दे। तत्यक्षात्‌ निम्नाद्भित रीतिसे बलि 
समर्पित करे॥ ८-१२॥ 

धर्मज! पहले अग्रिदिशासे आरम्भ करके तथा, 
उपतक्षा, अश्चा, ऊर्णा, निरुन्धी, धूम्रिणीका, 
अस्वपन्ती तथा भेषपत्नी-इनको बलि अर्पित 
करे। भूगत! ये ही समस्त बलिभागिनी देवियोकि 
जाम हैं। क्रमशः आग्रेय आदि दिशाओंसे 
आरम्भ करके इन्हें बलि दे। (बलि-समर्पणके 


शरृषिणीकाध नमः उदीच्याम्‌, अस्वपन्थै नमः 

ेषपल्यै नम: प्राच्याम्‌।) भार्गव! 
तदनन्तर नन्दिनी आदि शक्तियोको बलि अर्पित 
करे। यथा-न नगः, सुभगायै नम: (अथवा 
सौभाग्याय नमः), सु नम, भट्काल्यै' नम; । 
इन चारेके लिये पूर्वादि चारों दिशाओंमें बलि 
देकर किसी खम्भे या खुँटेपर लक्ष्मी! आदिके 


लिये बलि दे। यथा--श्रियै नमः, हिरण्यकेश्यै 
जमः तथा वनस्पतये नमः । द्वारपर दक्षिणभागमें 


द च गमस अरय तिर से गी है।इस दरे इस प्र सके पहले भूमिस वदप कोस 


स्र करके उन कुशेंको ईंशान दिख फेंक दे; इसके बाद उस बेदौपर शुद्ध अल छिङ्के। तदगनार खुाके घूलभागसे 


गे उस 


ददप! तीन उतत रेखाएँ अद्ित करे। इन रेकाओंकी लई रेत हो। उल्लेखन- क्रमले खे ऊपरसे थो -घोकी मिट्टी 


अनाभिका एष 


उक जायें हाथपर रखे और उन सबको एक साथ फेंक दे। तरा गोबर और जसे उस वेदीको 


जोप और उसके ऊपर कासा अछि मीर स्थापित को । उस आरे ऊपर कुछ कक समि रखकर अघिको प्रयत 
करे। वेदे चारों ओर कुक किला दै। फिर परन्वलित अशे होम करे। 
२, तिके अनुसार यह आहति" के सिठी है। बा 


३. भतुसमृतिक अनुसार भटकालीको बलि 


“खातं जम: स्वह 
जनको दिख देन चहिये। 


४ लयको वसुरे शिरोधाग सत पूं कि दी जाती है। 


«अध्याय २६४० 


“३७ 


/, वामभागमें अधर्ममयाय नमः, 
चके भीतर ' श्वाय नमः, घरके बाहर 'मृत्यवे 
नमः तथा जलाशयमें 'बरुणाय नमः'_ इस 
मनसे बलि अर्पित करे। फिर घरके बाहर 'भूतेध्यो 
जम: '--इस मन्त्रसे भूतबलि दे। घरके भीतर 
“धनदाय नमः' कहकर कुबेरको बलि दे। इसके 
बाद मनुष्य घरसे पूर्वदिशामें “इन्राय नमः, 
इन्द्रपुरुषेध्यो नमः '-- इस मनसे इन्द्र और इनके 
ार्पदपुरुषोको बलि आर्पित करे। त्त दक्षिणमें 


इस मन्त्रसे उत्तरमे और 'ब्रह्मणे वास्तोष्पतये नमः, 
हापुे्यो सम: '--. इस मने गृहके मध्यभागे 
बलि दे। 'विश्वे्यो देवेभ्यो नमः इस मन्त्रे 
चरके आकाशमें ऊपरकी ओर बलि अर्षत करे। 
'स्थण्डिलाय नम: '-- इस मन्त्रसे पृथ्वीपर बलि 
दे। तत्पक्षात्‌ 'दिवाचारिध्यो भूतेभ्यो नमः 
इस मन्त्रसे दिनमें बलि दे तथा 'रात्रिचारिभ्यो 
भूतेभ्यो नमः '-- इस मनते त्रि बालि आर्पित 
करे। घरकै बाहर जो बलि दी जाती है, उसे 
प्रतिदिन सायंकाल और प्रात:काल देते रहना 
चाहिये। यदि दिनमें श्राद्ध-सम्बन्धी पिण्डदान 
किया जाय तो उस दिन सायंकालमें बलि नहीं 
देनी चाहिये॥ १३--२२॥ 

'पितृ-श्द्धमें दक्षिणाग्र कुशोँपर पहले पिताको, 
फिर पितामहको और उसके बाद प्रपितामहको 
पिण्ड देना चाहिये। इसी प्रकार पहले माताको, 
फिर पितामहीको, फिर प्रपितामहीको पिण्ड 
अथवा जल दे। इस प्रकार 'पिठ्याग' करना 
चाहिये॥ २३ ६॥ 


बने हुए पाकमेंसे बलिवैश्वदेव करनेके बाद 
पाँच बलिया दी जाती हैं। उनमें सर्वप्रथम 'गो- 
'बलि' है; किंतु यहाँ पहले 'काकर्बाल'का विधान 
किया गया है- 

काकबलि 

उन्द्रवारुणवावव्या याम्या वा नैऋताक्ष ये॥ 

ते काका प्रिह इमं पिण्ड पयोद्धतम्‌।' 

“जो इन्द्र, वरुण, वायु, यम एवं निति देवताकी 
दशाम रहते हैं, वे काक गर्वा प्रदत्त यह पिण्ड 


, | ग्रहण करें।' इस मने काकबलि देकर निम्माङ्कित 


मन्त्रसे कुतोकि लिये अनका ग्रास दे॥ २४-२५॥ 
कुक्कुर-वलि 
'विवस्थतः कुले जाती दवौ श्यामशबली' शुती। 
ताभ्यां पिण्ड प्रदास्याधि रक्षा थि माँ सदा॥ 
“स्वाम और शबल (काले और चितकबंरे) 
रंगवाले दो श्वान विवस्वान्के कुलमें उत्पन्न हुए हैं। 
मै उन दोनेकि लिये पिण्ड प्रदान करता हूँ। वे 
'लोक-परलोकके मार्गमे सदा मेरी रक्षा करें'॥ २६॥ 
गो-्ग्रास 
_सौरभेय्यः सर्वहिताः पवित्राः पापनाशनाः'। 
प्रतिगृहन्तु ये ग्रासं गावस्वैलोक्यमातरः ॥ 
"औैलोक्यजननी, सुरभिपुत्री गएँ सबका हित 
करनेवाली, पवित्र एवं पापका विनाश करनेवाली 
हैं। वे मेरे द्वारा दिये हुए ग्रासको ग्रहण करें।' इस 
मन्त्रसे गो-ग्रास देकर स्वस्त्ययन करे। फिर 
'याचकोँको भिक्षा दिलाबे। तदनन्तर दीन प्राणियों 
एवं अतिथियॉका अन्तसे सत्कार करके गृहस्थ 
स्वयं भोजन करे ॥ २७-२८॥ 
(अहितानि पुरुष निम्नलिखित मन्तरोंसि जलमें 
अन्नकी आहुतयो दे-) 
ॐ भूः स्वाहा। ॐ भुवः स्वाहा । ॐ स्वः 


उपे स्थानमे यह पाठलार उपलब्ध होल हैक तिहु भती पिण्ड मस्म 
सकयल 


३ कहाँ-कहाँ-डौ धनी 
३. पठानपुरा । 


ख्य प्रास्य स्याने ॥-देसा पाठ भिलता है। 


५३८ 


= अम्तिपुगाण- 


स्वाहा । ॐ भूर्भुवःस्वः स्वाहा । ॐ देवकृतस्वैन- 
'सोज्वयजनमसि स्वाहा।ॐ पितृकृतस्थैनसोञ्वय- 
_जनमसि स्वाहा । ॐ आत्मकृतस्वैनसोऽवयजनमसि 
स्वाहा । ॐ मनुष्यकृतस्वैनसोउवयजनमसि स्वाहा । 
ॐ एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाहा । यच्चाहमेनो 


'िद्वंश्कार यच्चाविदवासतस्थ सर्वस्वैनसोज्वयजनमसि 
स्वाहा। अग्नये स्वि्टकृते स्वाहा। ॐ प्रजापतये 
स्वाहा। 

यह मैंने तुमसे विष्णुपूजन एवं बलिवैश्वदेवका 
वर्णन किया॥ २९॥ 


इस अकार आदि आहय महारामो "देवपूजा और वैश्षटेव-बलिका वर्ण” नामक 
डो सा चाँसठा अध्व पूरा हुआ# २६४० 
Ne gns 


दो सौ पैंसठवाँ अध्याय 


दिक्पालस्तरानकी 
पुष्कर कहते हैं परशुराम! अब मैं सम्पूर्ण 


अथॉको सिद्ध करनेवाले शान्तिकारक खानका 
वर्णन करता हूँ, सुनो। बुद्धिमान्‌ पुरुष नदीतटपर 
भगवान्‌ श्रीविष्णु एवं ग्रहोको खान करावे। ज्वस्जनित 
चौड़ा आदिमं तथा विष्नराज एवं ग्रहोंके कसे 
चौड़ित होनेपर उस पौडासे छूटनेवाले पुरुषको 
देवालयमें खान करना चाहिये। विद्याप्राप्तिकी 
अभिलाषा रखनेवाले छात्रको किसी जलाशय अथवा 
सें ही खान करना चाहिये तथा विजयकी 
कामनावाले पुरुषके लिये तीर्थजलमें खान करना 
उचित है। जिस नारीका गर्भ स्खलित हो जाता 
हो, उसे पुष्करिणीमें खान कराे। जिस सत्रे 
नवजात शिशुकी जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती हो, 
वह अशोकवृक्षे समीप खान करे। रजोदर्शनको 
कामना करनेवाली स्त्री पुष्योसे शोभायमान उद्यानमें 
और पुत्राभिलाधिणी सममे खान करे। सौभाग्यको 
'कामनावाली स्त्रयाँको घरमें सनान करना चाहिये। 
परंतु जो सब कुछ चाहते हों, ऐसे सभी स्त्रो 
पुरुषोंको भगवान्‌ विष्णुके अरचाविग्रहोंके समीप 
खान काना उत्तम है। श्रवण, ऐवती एवं पुष्य नकं 
सभीके लिये खान करना प्रशस्त है॥ १-४ ६॥ 

'काम्यस्नान करवाल मनुष्ये लिये एक सप्ताह 
पूर्वसे ही उबटन लगानेका विधान है। पुनव 
(गदह॒पूर्णा), रोचना, सताङ्ग (तिनिश) एवं अगुरु 


विधिका वर्णन 
बृक्षकी छाल, मपूक (महुआ), दो प्रकारकी 
हल्दी (सॉटहल्दी और दारहल्दी), तगर, नागकेसर, 
अम्बरे, मञ्जिहा (मजीठ), जटामासी, यासक, 
कर्दम (दक्ष-कर्दम), प्रियंगु, सर्षप, कुष्ट (कूट), 
जला, आही, कुङ्कम एवं सकुभित्रित पह्षणव्य-- 
इत सबका उबटन करके खान करे ॥ ५-७६ ॥ 
तदनतर ताम्रपत्रप अष्टदल पद्च-मण्डलका 
निर्माण करके पहले उसकी कर्णिका (-के 
अध्यभाग)-में औविषणुका, उनके दक्षिणभागमें 
हाका तथा जामभागमें शिवका अङ्कन और 
पूजन करे। फिर पूर्व आदि दिशाओंके दलॉमें 
क्रमशः इन्द्र आदि दिक्यालॉको आयुधो एवं बन्धु- 
जान्धर्ोसहित अङ्कित करे। तदनन्तर पूरवादि दिशाओं 
और अगन आदि कोणोंमें भी आठ खान-मण्डलॉका 
निर्माण करे। उन मण्डलॉमें विष्णु, र्म, शिव 
एवं इन्द्र आदि देवताओंका उनके आयुधोसहित 
पूजन करके उनके उद्देश्यसे होम करे। प्रत्येक 
देवताके निमित्त समिधाओं, तिलो या घृतोंकी 
१०८ (एक सौ आठ) आहुतय दे। फिर भ, 
सुभ, सिद्धार्थ, पुष्टिवर्धन, अमोघ, चित्रभानु, 
पजय एं सुदर्शन-इन आठ कलशोंकी स्थापना 
करे और उनके भीतर अशिनीकुमार, सर, मरुद्गण, 
विद्व, दैत्य, वसुगण तथा मुनिजनों एवं अन्य 
देवताओंका आवाहन करे । उनसे प्रार्थना करे कि 


"आप सब लाग प्रसनतापूषक इन कलशाम आवट 
हो जायै।' इसके बाद उन कलशोॉमें जयन्ती, 
बिजया, जया, शताबरी, शतपुष्पा, विष्णुक्रान्ता 
नामस प्रसिद्ध अपराजिता, जयोतिष्मती, अतिबला, 
'उशीर, चन्दन, केसर, कस्तूरी, कपूर, वालक, 
पत्रक (पत्ते), त्वचा (छाल), जायफल, लवङ्ग 
आदि ओषधि तथा मृत्तिका और पञ्चगव्य डाले। 
ततप ब्राह्मण साध्य मनुष्यको भद्पठपर बैठाकर 


इन कलसाक जलाल बलापूतक लाग काण 
राज्याभिषेकके मन्तरोंमे डक देवताओंके उद्देश्यसे 
पृथक्‌ -पृथक्‌ होम करना चाहिये। ततपशचतपूर्णाहुति 
देकर आचार्यको दक्षिणा दे। पूर्वकालमें देवगुरु 
बृहस्यतिने इन्द्रका इसी प्रकार अभिषेक किया 
था, जिससे वे दैत्योंका वध कल्नमें समर्थ हो 
सके। यह ये संग्राम आदिमे विजय आदि प्रदान 
करनेवाला 'दिक्पालस्रान' कहा है॥ ८--१८॥ 


इस प्रकार आदि आफ्रेय महापुएाणयों 'दिक्‍्फाल-आपकों विधिका वर्णन” नामक 
डो सौ पैंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ २६५४ 


nes 
दो सौ छाछठवाँ अध्याय 
विनायक-खानविधि 


पुष्कर कहते हैं-- परलुणम ! जो मनुष्य विष्नराज 
विनायकद्भार पीड़ित है उनके लिये सर्व -मनोरथ- 
साधक खानकी विधिका वर्णन करता हूँ। कर्ममे 
वित और उसकी सिद्धिके लिये विष्णु, शिव 
और ब्रह्माजीने विनायकको पुष्पदन्त आदि गर्णेकि 
अधिपतिपदपर प्रतिष्ठित किया है। विष्तराज 
विनायकके द्वारा जो प्रस्त है, उस पुरुषके 
लक्षण सुनो। वह स्वणर्मे बहुत अधिक खान 
करता है और वह भी गहरे जलमें। (उस अवस्थामे 
चह यह भी देखता है कि पानीका सोत मुझे 
महये लिये जाता है, अथवा मैं डूब रहा हुँ।) बह 
मँ दाय (और गेहआँ वस्त्र धारण कसेवाले) 
मनुष्यको भी देखता है। कच्चे मांस खानेवाले 
जौधों एवं व्याप्र आदि पशुओँकी पौठपर चढ्ता 
है। (चाण्डालो, गदहों और कटके साथ एक 
स्थानपर बैठता है।) जाग्रत-अवस्थामें भी जब 
चह कहीं जाता है तो उसे यह अनुभव होता है 
कि शत्रु मेर पीछा कर रहे हैं। उसका चित्त 
विक्षिप्त रहता है। उसके द्वारा किये हुए प्रत्येक 
कार्यका आरम्भ निष्फल होता है। वह अकारण 
ही खिन्न रहता है। विष्तराजकी सतायी हुई 


कुमारी कन्याको जल्दी बर हौ नहाँ मिलता है 
और विवाहिता स्त्री भी संतान नहीं पाती । श्रोत्रियको 
आचार्यपद नहीं मिलता। शिष्य अध्ययन नहीं 
कर पाता। वैश्यको व्यापारमे और किसानको 
खेतीमें लाभ नहाँ होता है। राजाका पुत्र भी 
राज्यको हस्तगत नहीं कर पाता है। ऐसे पुरुषको 
(किसी पवित्र दिन एवं शुभ मुहूर्तमे) विधिपूर्वक 
न कराता चाहिये। हस्त, पुष्य, अश्विती, मृगशिरा 
तथा श्रवण नक्षत्रमें किसी भद्रपौठपर स्वस्तिवाचन- 
पूर्वक बिठाकर उसे ख्रान करानेका विधान है। 
पीली सरसों पौसकर उसे घीसे ढीला करके 
बटन बनावे और उसको उस मनुष्यके सम्पूर्ण 
शरौरमैं मले। फिर उसके मस्तकपर सर्वीषधिसहित 
सब प्रकारके सुगन्धित द्रव्यका लेप करे। चार 
कलशोके जलसे उनमें सर्वौषधि छोड़कर स्रा 
कराये। अश्वशाला, गजशाला, वल्मौक (बाँबी), 
नदी- संगम तथा जलाशयसे लायी गयी पांच प्रकारकी 
मिट्टी, गोरोचन, गन्ध (चन्दन, है. ।, अगुरु 
आदि) और गुग्गुल-ये सब भी उन 
कलशोके जलमें छोड़े। आचार्य पूर्व- 


दिशावर्ती कलशको लेकर निम्वाङ्कित मनसे 


“जो सहस नेत्र (अनेक प्रकारको शक्तियों)- 
से युक्त हैं, जिसकी सैकड़ों धाराएँ (बहुत-से 
प्रवाह) हैं और जिसे महर्षियोंने पावन बनाया है, 
उस पवित्र जलसे मैं (विनायकजनित उपद्रवसे 
ग्रस्त) तुम्हारा (उक्त उपद्रवकी शान्तिके लिये) 
अभिषेक करता हूँ। यह पावन जल तुम्हें पवित्र 
करे'॥ १-९ १४ 

(तदनन्तर दक्षिण दिशामें स्थित द्वितोव कलश 
लेकर नीचे लिखे मन्त्रको पढ़ते हुए अभिषेक 
करे) 

अगं तै खरुणो राजा भगं सूर्यों सुहस्पति:। 
भगमिन्द्श वायुक्ष भगं सप्त्षयों दुः॥ 

“राजा वरुण, सूर्य, बृहस्पति, इ, यणु 
तथा सप्पर्धिगणने तुम्हें कल्याण प्रदान किया 
ह॥१०३॥ 

(फिर तीसरा पश्चिम कलश लेकर निम्बाङ्कित 
मन्रसे अभिषेक करे) 

यते केशेषु दौभाग्य सीमनो यन्य मूरधनि॥ 
ललाटे सर्वदा। 

"तुप्होरे केशॉमें, सौमन्तमें, मस्तकपर, 
'ललाटमेँ, कानमे और त्रम भी जो दुर्भाग्य (या 
अकल्याण) है, उसे जलदेवता सदाके लिये शान्त 
करें'॥ ११३॥ 

(तत्पश्चात्‌ चौथा कलश लेकर पूर्वो तीनों 
मन्त्र पढ़कर अभिषेक करे।) इस प्रकार ख्रान 
करनेवाले यजमानके मस्तकपर बार्ये हाथमे लिये 
हुए कुशॉंको रखकर आचार्य उसपर गूलरको 
सुवासे सरसोँका तेल उठाकर डाले॥ १२-१३॥ 


(उस समय तिम्माङ्कित मन्त्र पढ़े-) 
“ॐ मिताय स्वाहा। ॐ सम्मिताय स्वाहा। 
ॐ शालाय स्वाहा। ॐ कण्टकाय स्वाहा । ॐ 
कूष्माण्डाय स्वाहा। ॐ राजपुत्राय स्वाहा ।' 
इस प्रकार स्वाहासमन्वित इन मितादि नामोके 
दण सरसोके तैलकी मस्तकपर आहुति दे। मस्तकपर 
तैल डालता ही हवन है॥ १४-१५॥ 
(मस्तकपर उक्त होमके पश्चात्‌ लौकिक अग्रिमे 
जी स्थालोपाककी विधिसे चरु तैयार करके उक्त 
छः मनसे ही उसी अगिं हवन करे |) फिर 
होमशेष चर्वय "नमः" पदयुक्त इद्रादि नामोंकों 
'बलि-मन्त्र बनाकर उनके उच्चारणपूर्वक उन्हें बलि 
अर्पित करे। तत्पश्चात्‌ सूपमें सब ओर कुश बिछाकर, 
उसमें कच्चे-पके चावल, पीस हुए तिलसे मिश्रित 
आत तथा भौति-भौतिके पुष्प, तीन प्रकारकी 
(गौडी, माधवी तथा पैष्टी) सु, मूली, पूरी, 
मालपूआ, पीठेको मालाएँ, दहौ- 
खीर, मौठा, लक और गुढ-इन सबको एकत्र 
रखकर चौराहेपर रख दे और उसे देवता, सुपर्ण, 
सर्प, ग्रह, असुर, यातुधान, पिशाच, नागमाता, 
राकिनी, यक्ष, वेताल, योगिनी और पूतना आदिको 
आर्दित करे। तदनन्तर विनायकजननी भगवती 
अम्बिकाको दुर्वादल, सर्षप एवं पुसे भरी हुई 
अध्यरूप अञ्जलि देकर निम्नाड्नित मन्त्रसे उनका 
उपस्थान करे ~ सौभाग्यवती अम्बिके! मुझे रूप, 
'यश, सौभाग्य, पुत्र एवं धन दीजिये। मेरी समरण 
'कामनाओको पूर्ण कौजिवे"।' इसके बाद ब्राहाणोको 
भोजन करावे तथा आचार्यको दो वस्त्र दान करे। 
इस प्रकार विनायक और ग्रहोंका पूजन करके 
भनुष्य धन और सभी कार्योमें सफलता प्राप्त 
कस्ता है॥ १६--२०॥ 


इस प्रकार आदि आग्रेय सहापुराण्मे 'विनायक- खानकथन" नायक 
डो खा छाछठयाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २६६४ 
ee 


एल छ उको छा सकन क मा पहि पत सह स कम देह ने) (आः २६९।१९) 


७ अध्याय २६७० 


दो सौ सरसठवाँ अध्याय 
माहेश्वर-खरान आदि विविध स्त्रानोंका वर्णन; भगवान्‌ विष्णुके पूजनसे तथा 
गायत्रीमन्ब्द्वारा लक्ष-होमादिसे शान्तिकी प्राप्तिका कथन 


पुष्कर कहते हैं-- अब मैं राजा आदिको 
'विजयश्रीको बढ़ानेवाले 'माहेश्वर-खान'का वर्णन 
करता हूँ, जिसका पूर्वकालमें शुक्राचार्यने दानवेनद्र 
बलिको उपदेश किया था। प्रातःकाल सूर्योदयके 
पूर्व भद्रपीठपर आचार्य जलपूर्ण कलशॉसे राजाको 
खान कराबे॥१६॥ 

(खानके समय निम्ताङ्कित मनका पाठ करे) 

"ॐ जमो भगवते रुद्राय च बलाय च 
'पाण्डरोचितभस्मानुलिप्तगात्राय (तद्यथा*) जय- 
जय सर्वान शत्रन्‌ मूकयस्य कलहविग्रहविवादेषु 
झव भद्ञाय। ॐ मध म । सरवगरत्यर्चिकात्‌ योऽसौ 
युगान्तकाले दिधक्षति। इसां पूजां रौड़मूरति 
सहस्रांशुः शुबलः स ते रक्षतु जीवितम्‌। 
संबर्तकाग्रितुल्यश्ष ्रिपुन्तकाः शिव: । सर्वदेवणय: 
सोऽपि तव रक्षतु जीवितम्‌॥ लिखि लिखि 
छिलि स्वाहा।' 

“धवल भस्मका अनुलेपन अपने ङ्घ लगाये 
महाबलशाली भगवान्‌ दरको नमस्कार है। आपकी 
जय हो, जय हो। समस्त शत्रुऑको गूँगा कर 
दोजिये। कलह, युद्ध एवं विवादमें भगर कौजे, 
भग्न कीजिये। मथ डालिये, मथ डालिये। जो 
प्रलयकालमें सम्पूर्ण लोकॉको भस्म कर देना 
चाहते हैं, वे रुर समस्त प्रतिपक्षियोंकों भस्म कर 
डालें। इस पूजाको स्वीकार करके वे ररत, 
सहस किरणोंसे सुशोभित, शुक्लवर्ण शिव तुम्हारे 
जीवनकी रक्षा करें। प्रलयकालीन अग्रिके समान 
तेजस्वी, सर्वदेवमय, त्रिपुरनाशक शिव तुम्हारे 
जीवनकी रक्षा करें।' इस प्रकार मनसे सान 
करके तिल एवं तण्डुलका होम करे। फिर 


श्रिशूलधारी भगवान्‌ शिवको पञ्चामृतेन करके 
उनका पूजन करे॥ २-६६॥ 

अब मैं तुम्हारे सम्मुख सदा विजयकी प्राप्ति 
करनेवाले अन्य खोका वर्णन करता हूँ। घृत- 
खान आयुको वृद्धि करनेमें उत्तम है। गोमयसे 
खान करनेपर लबा, गोमूत्से खान करलेपर 
चाप-नाश, दुग्धसे खान करनेपर बलवृद्धि एवं 
दधिसे खान करनेपर सम्पतिको वृद्धि होती है। 
कुशोदकसे स्नान करनेपर पापनाश, पश्मगव्यसे 
खान करनेपर समस्त अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति, 
शतमूलसे स्नान करनेपर सभी कामनाओँकी सिद्धि 
तथा गोशङ्गके जलसे खान कलेपर पापॉकी शान्ति 
होती है। पलाश, बिल्वपत्र, कमल एवं कुशके 
जलसे खान करना रवप है। बचा, दो प्रकारकी 
हल्दी और मोधामिश्रित जलसे किया गया खान 
राक्षसोके विनाशके लिये उत्तम है। इतना ही 
जहाँ, चह आयु, यश, धर्म और मेधाकी भी वृद्धि 
करनेवाला है। स्वर्णजलसे किया गया खान 
मङ्गलकारी होता है। रजत और ताम्रजलसे किये 
गये खानका भी यही फल है। रत्रमिश्नित जलसे 
खत करनेपर विजय, सब प्रकारके नधे मिश्रित 
जलदा खन करेपर सौभाग्य, फलोदकसे खान 
कस्नेपर आरोग्य तथा धात्रीफलके जलसे ख्रान 
करनेपर उत्तम लक्ष्मीक प्राप्ति होती है। तिल 
एवं श्वेत सर्षपे जलसे स्रान करनेपर लक्ष्मी 
प्रियंगुजलसे खान करनेपर सौभाग्य, प, उत्पल 
तथा कदम्वमिश्रित जलसे खान करनेपर लक्ष्मी 
एवं बला-वृक्षके जलसे खान करनेपर बलकी 
राप्ति होती है । भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोदकद्वारा 


“कक या वह काड अहरो सेकस उतम सोल ह, प कह अधिक रीन सता है। 


खान सब खानोंसे श्रेष्ठ है ७-१३ 

एकाकी मनुष्य मनमें एक कामना लेकर 
विधिपूर्वक एक ही खान करे। वह 'आक्रन्दयति०' 
आदि सूछसे अपने हाथमें मणि (मनका) बाँधे। 
चह मणि कूट, पाट, वचा, सों, शङ्ख अथवा 
लोहे आदिकी होनी चाहिये। समस्त कामनाओके 
ईश्वर भगवान्‌ श्रीहरि ही हैं, अत: उनके पूजनसे 
ही मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता 
है। जो मनुष्य घूर्तामश्रित दुग्धसे खान करके 
विष्णुका पूजन करता है, वह पित्तरोगका नाश 
कर देता है। उनके उद्देश्यसे पाँच मूँगाकी बलि 
देकर मनुष्य अतिसारसे छुटकारा पाता है । भगवान्‌ 
श्रोहरिको पञ्चगव्यसे खान करानेवाला वातरोगका 
जाश करता है। हिस्नह-दव्यसे खान करके अतिशय 
द्रवक उनका पूजन करनेवाला कफ-सम्बन्धी 
रोगसे मुळ हो जाता है। घृत, तैल एवं मधुद़ार 
कराया गया खान '्रिस्स-ख़ान' माना गया है, 
भृत और जलसे किया गया खान 'द्विलेह खन” 
है तथा घृत-तेल-मिश्रित जलका खान "समल- 
ख्ान' है । मधु, ईखका रस और दूष -इन तीनोंसे 
मिश्रित जलद्वारा किया गया खान 'त्रिमधुर-ख्ान' 
है। भृत, इषु तथा शहद यह 'त्रिस्स-खान' 


लक्की प्राप्त करनेवाला है । कपूर, उशीर एवं 
_चन्दनसै किया गया अनुलेप “त्रिशुक्ल' कहलाता 
है। चन्दन, अगुरु, कपू, कसतरी एवं कुछुम- 
इन पाचके मिश्रणसे किया गया अनुलेपन यदि 
विष्णुको अर्पित किया जाय तो वह सम्पूर्ण 
अनोवाज्छित फलॉको देनेवाला है। कपूर, चन्दन 
एवं कुम अथवा कस्तूरी, कपूर और चल्दन- 
यह 'तिसुगन्ध' समस्त कामनाओको प्रदान 
कलेवाला है। जायफल, कर्पर और चन्दन-ये 
“जोव माने गये हैं। पीला, सुग्गापंखी, 
शुक्ल, कृष्ण एवं लाल--े पञ्च वर्ण कहे गये 
हैं। १४-२४॥ 

हरिके पूजनम उत्पल, कमल, जातीपुष्प 
तथा त्रिशीत उपयोगी होते हँ। कुङ्कुम, रक्त कमल 
और लाल उत्पल ये 'त्रिसक' कहे जाते हैं 
विष्णुका धूप-दीप आदिसे पूजन करनेपर 
भनुष्योंको शान्तिक प्राप्ति होती है। चार 
हाथके चौकोर कुण्डमें आठ या सोलह ब्राह्मण 
तिल, घी और चावलसे लक्षहोम या कोटिहोम 
करें। ग्रहोंकी पूजा करके गायत्री-मन्त्रसे उक्त 
होम करलेषर क्रमशः सब प्रकारकी शान्ति सुलभ 
होती है॥ २५-२७॥ 


इसा प्रकार आदि आप्रेय महापुराणमें “माहेशर-ख्रान तथा लक्षकोटिहोम आदिका कथन” नामक 
दो सौ सरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६७॥ 
bon 
दो सौ अड़सठवाँ अध्याय 


सांवत्सर-कर्म; इन्द्र-शचीकी पूजा एवं प्रार्थना; राजाके द्वारा भद्रकाली तथा 


अन्यान्य देवताओके पूजनकी विधि; 


वाहन आदिका पूजन तथा नीराजना 


चुष्कर कहते हैं-- अन मैं राजाओके कलेयोग्य | चरम आदि देवताओंकी अर्चना करे। अगस्त्य- 
सांवत्सर-कर्मका वर्णन करता हूँ। राजाको अपने | ताराका उदय होनेपर अगस्त्यकी एवं _चातुर्मास्यमे 
जन्मनक्षत्रमे नक्षत्र-देवताका पूजन करना चाहिये। | श्रीहरिका यजन करे। श्रीहरिके शयन और 
चह प्रत्येक मासम, संक्रान्तिके समय सूर्य और | उत्वापनकालमें, अर्थात्‌ हरिशयनी एकादशी और 


७ अध्याय २६८० 


'हरिप्रबोधिनी एकादशीके अवसरपर, पाँच दिनतक 
उत्सव करे। भाद् पके शुक्लपक्षमे, प्रतिपदा तिथिको 
शिबिरके पूर्वदिग्भागमें इन्द्रपूजाके लिये भवन- 
निर्माण करावे। उस भवनमें इन्द्रध्वज (पताका)- 
की स्थापना करके वहाँ प्रतिपदासे लेकर अष्टमीतक 
शची और इन्द्रकी पूजा करे। अष्टमीको वाह्य- 
घोषके साथ उस पताकामें ध्वजदण्डका प्रवेश 
'करावे। फिर एकादशीको उपवास रखकर द्वादशोको 
ध्वजका उत्तोलन करे। फिर एक कलशपर वस्त्रादिसे 
युक्त देवराज इन्द्र एवं शचीकी स्थापना करके 
उनका पूजन करे॥ १-५॥ 
(इन्द्रदेवकी इस प्रकार प्रार्थना करे- ) 

*शत्रुविजयी वृत्रनाशन पाकशासन! महाभाग 
देवदेव! आपका अभ्युदय हो। आप कृपापूर्वक 
इस भूतलपर पधार हैं। आप सनातन प्रभु, सम्पूर्ण 
भूतोके हितमें तत्पर रहनेवाले, अनन्त तेजसे सम्पन्न, 
विराट्‌ पुरुष तथा यश एवं विजयकी वृद्धि करनेवाले 
हैं। आप उत्तम वृष्टि करनेवाले इन्द्र हैं, समस्त 
देवता आपका तेज बढ़ायें। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
कार्तिकेय, विनायक, आदित्यगण, वसुगण, स्द्रगण, 
साध्यगण, भृगुकुलोत्पन्न महर्षि, दिशाएँ, मरुद्गण, 
लोकपाल, ग्रह, यक्ष, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, श्रीदेवी, 
भूदेवी, गौरी, चण्डिका एवं सरस्वती-ये सभी 
आपके तेजको परदीप्त करें। शचीपते इन्द्र! आपकी 
जय हो। आपकी विजयसे मेरा भी सदा शुभ हो। 
आप नरेशं, ब्राह्मणों एवं सम्पूर्ण प्रजाऑपर 
प्रसन्न होइये। आपके कृपाप्रसादसे यह पृथ्वी 
सदा सस्यसम्पन्न हो। सबका विष्नरहित 
कल्याण हो तथा इंतियाँ पूर्णतया शान्त हों।' इस 
अभिप्रायवाले मन्त्रसे इन्द्रकी अर्चना करनेवाला 
भूपाल पृथ्वीपर विजय प्राप्त करके स्वर्गको प्राप्त 
होता है॥६--१२६॥ 

आश्विन मासके शुक्लपक्षकी अष्टमी तिथिको 


किसी पटपर भद्रकालीका चित्र अङ्कित करके 
राजा विजयको प्राप्तिके लिये उसकी पूजा करे। 
साथ हो आयुध, धनुष, ध्वज, छत्र, राजचिह 
(मुकुट, छत्र तथा चैंवर आदि) तथा अस्त्र-शस्त्र 
आदिकी पुष्प आदि उपचारोंसे पूजा करे त्रिके 
समय जागरण करके देवीको बलि अर्पित 
करे। दूसरे दिन पुनः पूजन करे। (पूजाके 
अन्तमे इस प्रकार प्रार्थना करे) "काल, 
महाकालि, दुर्गतिहारिणि दुगे, ्ैलोकयविजविनि 
चण्डिके! मुझे सदा शान्ति और विजय प्रदान 
कौजिये'॥ १३-१५६ ॥ 

अब मैं 'नीराजन'की विधि कहता हूँ। 
ईशानकोणमें देवमन्दिरका निर्माण करावे। वहाँ 
तीन दरवाजे लगाकर मन्दिस्के गर्भगृहमें सदा 
देवताओंकी पूजा करे। जब सूर्य चित्रा नक्षत्रको 
छोड़कर स्वाती नक्षत्रम प्रवेश करते हैं, 
उस समयसे प्रारम्भ करके जबतक स्वातीपर सूर्य 
स्थित रहें, तबतक देवपूजन करना चाहिये ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव, इन्द्र, अग्नि, वायु, विनायक, कार्तिकेय, 
अरूण, विश्ववाके पुत्र कुबेर, यम, विश्वेदेव एवं 
कुमुद, ऐरावत, पय, पुष्पदन्त, यामन, सुप्रतीक, 
अञ्जन और नील-इन आठ दिग्गजॉकी गृह आदिमे 
पूजा काजी चाहिये। तदनन्तर पुरोहित घृत, समिधा, 
श्वेत सर्षप एवं तिलॉका होम करे। आठ कलशॉकी 
पूजा करके उनके जलसे उत्तम हाथियोंकों खान 
करये। तदनन्तर घोड़ॉंको खान कराये और उन 
सबके लिये ग्रास दे। पहले हाथियोंको तोरणद्वारसे 
बाहर निकाले; परंतु गोपुर आदिका उल्लङ्घन न 
'करावे। तदनन्तर सब लोग वहाँसे निकलें और 
राजचिहाँको पूजा घरमे ही कौ जाय। शतभिषा 
जक्षजमें वरुणका पूजन करके रात्रिके समय 
भृतोको बलि दे। जब सूर्य विशाखा नक्षत्रपर 
जाय, उस समय राजा आश्रमम निवास करे। उस 


राजचिहोंकी पूजा करके उन्हें उनके अधिकृत 
पुरुषोके हाथमे दे। धर्मज परशुराम! फिर काल 
ज्योतिषी हाथी, अथ, छत्र, खङ्ग, धनुष, दुटु, 
धवजा एवं पताका आदि राजचिह्रॉकों अभिमन्त्रित 
करे। फिर उन सबको अभिमन्त्रित करके 
हाथीकी पीठपर रखे। ज्योतिषी और पुरोहित भी 
'हाथीपर आल हों। इस प्रकार अभिमत वाहनॉपर 
आरूढ होकर तोरण-दवारसे निष्क्रमण करें। इस 
प्रकार राजद्वास्से बाहर निकलकर राजा हाथीकी 


पोठपर स्थित रहकर विधिपूर्वक बलि-वितरण 
करे। फिर नरेश सुस्थिरचित्त होकर चतुरङ्गिणी 
सेनाके साथ सर्वसैन्यसमूहके द्वारा जयघोष कराते 
हुए दिगदिगनतको प्रकाशित करनेवाले जलते 
मसालोके समूहकी तीन बार परिक्रमा करे। इस 
प्रकार पूजन करके राजा जनसाधारणको विदा 
करके राजभवनको प्रस्थान करे। मैंने यह समस्त 
शत्रुओंका विनाश करनेवाली “नीराजना' नामक 
शान्ति बतलायी है, जो राजाको अध्युदय प्रदान 
करनेवाली है॥ १६-३१॥ 


जस प्रकार आदि आग्रेय महापुराणे "तौराजनाविधिका कर्षतर” नामक 
को सौ अड़सठरवा अध्याय पूरा हुआ# २६८० 


ee 
दो सौ उनहत्तरवाँ अध्याय 


छत्र, अश्व, ध्वजा, गज, पताका, खड्ग, 
पुष्कर कहते हैं-- परशुराम! अब मैं छत्र 
आदि राजोपकरणो पथाम बतलाता हुँ, जिनसे 
उनकी पूजा करके नरेशगण विजय आदि प्राप्त 
करते है॥{॥ 
छन -प्रार्थना-पन्त् 
“महामते छत्देष! तुम हिम, कन्द एवं चद्रमाके 
समान त किसे सुशोभित और पाण्डुर-वर्णकी- 
सी आभावाले हो। ब्रह्माजीके सत्यवचन तथा 
च वरुण और सूपकि प्रभावसे तुम सतत वृद्धिशील 
होओ। जिस प्रकार मेघ मङ्गलके लिये इस पृथ्वीको 
आच्छादित करता है, उसी प्रकार तुम विजय एवं 
आरोग्यकी वृद्धिके लिये राजाको आच्छादित 
करो'॥ १-३॥ 
अश्न-प्रार्थना-घनन 
“अश्च! तुम गन्धर्वकुलमें उत्पन्न हुए हो, अतः 
अपने कुलको दूषित करवला न होना। ब्रहाजीके 
सत्यवचनसे तथा सोम, वरुण एवं अग्रिदेवके 
अभावसे, स्के तेजसे, मुनिवरोंके तपसे, रुटरके 


', कवच और दुन्दुभिकी प्रार्थनाके मन्त्र 
ब्रहाचरयसे और वायुके बलसे तुम सदा आगे 
बढ़ते रहो। याद रखो, तुम अश्वराज उच्चैःअवाके 
चुत हो; अपने साथ हो प्रकट हुए कौस्तुभरत्तका 
स्मरण करो। (तुम्हें भी उसौकी भौत अपने 
यशसे प्रकाशित होते रहना चाहिये।) व्रहाधाती, 
'पितृघाती, मातृहन्ता, भूमिके लिये मिथ्याभाषण 
'कसनेवाला तथा युद्धसे पराङ्मुख क्षत्रिय जितनी 
शौघ्रतासे अधोगतिको प्राप्त होता है, तुम भी 
युद्धसे पीठ दिखानेपर उसी दुर्गतिको प्राप्त हो 
सकते हो; किंतु तुम्हें वैसा पाप या कलङ्क न 
लगे। तरंगम! तुम युद्धके पथपर विकारको न 
गषत होना। समराङ्गणमे शत्रुओंका विनाश 
करते हुए अपने स्वामीके साथ तुम सुखी 
होओ' ॥ ४-८ ६॥ 
ध्वजा-परार्थना-मनत्र 

“महापराक्रमके प्रतीक इन्द्रध्वज! भगवान्‌ 
जारायणके ध्वज विनतानन्दन पक्षिराज गरुड तुम 
प्रतिष्ठित हैं। वे सर्पशत्रु विष्णुवाहन, कश्यपनन्दन 


तथा दवलाकस हठात्‌ अमृत छान लानकाश ₹। 
उनका शरीर विशाल और बल एवं वेग महान्‌ है । 
चे अमृतभोगी हैं। उनकी शक्ति अप्रमेय है। वे 
युद्ध दुर्जय रहकर देवशतरुओंका संहार करनेवाले 
हैं। उनकी गति वायुके समान तीतर है। वे गरुङ 
तुमं प्रतिष्ठित हैं। देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुने 
इनदरके लिये तुममें उन्हें स्थापित किया है, तुम 
सदा मुझे विजय प्रदान करो। मेरे बलको बढ़ाओ। 
घोडे, कवच तथा आवुधोंसहित हमारे योडाओंकी 
रक्षा करो और शत्रुऑको जलाकर भस्म कर 
दो'॥९--१३॥ 
'गज-प्रार्थना-मन् 

“कुमुद, तवत, पदा, पुद, यामन, सुप्तक, 
अञ्जन और नील ये आठ देवयोनिमें उत्फा 
गजराज हैं। इनके ही पुत्र और पौत्र आठ वरनोमेँ 
निवास को है। भट, मन्द, मृग एवं संकोर्णजातीय 
गज वन-वनमें उत्पन्न हुए हैं। हे महागजराज! 
तुम अपनी योनिका स्मरण करो। वसुगण, रू. 
आदित्य एवं मरुद्गण तुम्हारी रक्षा करें। गजेन्द्र! 
अपने स्वामीकी रक्षा करो और अपनी 
मयाँदाका पालन करो। ऐरावतपर चढ़े हुए वज्रधारी 
देवराज इन्द्र तुम्हारे पीछे-पीछे आ रहे हैं, ये 
तुम्हारी रक्षा करें। तुम युद्धमे विजय पाओ और 
सदा स्वस्थ रहकर आगे बढ़ो। तुम्हें युद्धमे 
ऐशाबतके समान बल प्राप्त हो। तुम चन्द्रमासे 
कान्ति, विष्णुसे बल, सूर्यसे तेज, वायुसे वेग, 
पर्वतसे स्थिरता, सदसे विजय और देवराज इनसे 
यश प्राप्त करो। युद्धमें दिज दिशाओं और 
दिवयालोके साथ तुम्हारी रक्षा करें। गन्धवोके 
साथ अश्विनीकुमार सब ओरसे तुम्हारा संरक्षण 
करें। मनु, बसु, सुद, वायु, चन्द्रमा, महर्षिगण, 
जाग, किनर, यक्ष, भूत, प्रमथ, ग्रह, आदित्य, 
'मातृकाओंसहित भूतेश्वर शिव, इन्द्र, देवसेनापति 


वााहाकाल चार जरून छु) ५५ 
समस्त शज्रुओंको भस्मसात्‌ कर दें और राजा 
विजय प्राप्त करे'॥ १४--२३॥ 
चताका-प्रार्थना-मत्र 

“पताके! शत्रुओने सब ओर जो घातक प्रयोग 
किये हों, श्ुओकि वे प्रयोग तुम्हारे तेजसे अभिहत 
होकर नष्ट हो जावँ। तुम जिस प्रकार कालनेमिवध 
वै त्रिपुरसंहारके युद्धमें, हिरण्यकशिपुके संग्रामे 
तथा सम्पूर्ण दैत्योकि वधके समय सुशोभित हुई 
हो, आज उसी प्रकार सुशोभित होओ। अपने 
प्णका स्मरण करो। इस नौलोज्खलवर्णकी 
पताकाको देखकर राजाके शत्रु युद्धमें विविध 
भयंकर व्याधियों एवं शस्त्रोंसे पराजित होकर 
शीघ्र नष्ट हो जायं। तुम पूतना, रेती, लेखा और 
कालरात्रि आदि नामोसे प्रसिद्ध हो। पताके! हम 
दहा आश्रय ग्रहण कले हैं, हमारे सम्पूर्ण शतुओंको 
दग्ध कर डालो। सर्वमेध महायज्ञं देवाधिदेव 
भगवान्‌ खले जगतके सारतत्वसे तुम्हारा 
निर्माण किया था'॥ २४-२८ ६॥ 

खङ्ग-प्रार्थना-मन्त् 

“र्॒सूदन खङ्ग! तुम इस बातको याद रखो 
कि नारायणके “नन्दक' नामक खङ्गकी दूसरी 
मूर्ति हो। तुम नौलकमलदलके समान श्याम एवं 
कृष्णवर्ण हो । दु:स्व्णॉका विनाश करनेवाले हो। 
चीनकालमे स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माने असि, 
'विशसन, खड़, तीक्णधार, दुरासद, गर्भ, 
विजय और धर्मपाल-ये तुम्हरे आठ नाम 
जतलाये हैं कृतिका तुम्हारा नक्षत्र है, देवाधिदेव 
महेश्वर तुमरे गुर हँ, सुवर्ण तुम्हारा शरीर है और 
जनार्दन तुम्हारे देवता हैं। खङ्ग तुम सेना एवं 
जगरसहित राजाकी रक्षा करो। तुम्हारे पिता देवश्रेष् 
पितामह हैं। तुम सदा हमलोगोंको रक्षा 
करो'॥ २९-३३ ॥ 


*हे वर्म! तुम रणभूमिमें कल्याणप्रद हो। आज 
मेरी सेनाको यश प्राप्त हो। निष्पाप! मैं तुम्हारे 
द्वारा रक्षा पानेके योग्य हूँ। मेरी रक्षा करो। तुं 
नमस्कार है'॥३४॥ 
डुन्दुभि-प्रार्थना-मनत् 

“इभे! तुम अपने घोषसे शढुओंका हृदय 
कमित करोवाली हो; हमारे राजाकी सेनाओंके 
लिये विजयवर्धक बन जाओ । मोददायक दुन्दुभे! 
जैसे मेघकी गर्जनासे श्रेष्ठ हाथी हर्षित होते हैं, 


वैसे ही तुम्हारे शब्दसे हमारा हर्ष बढ़े। जिस 
परकार मेघकी गना सुनकर स्त्रियों भयभीत हो 
जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारे नादसे युद्धमें उपस्थित 
हमारे शतु अस्त हो उठें'॥३५--३७॥ 

इस प्रकार पूर्वो मोसे राजोपकरणोंकी 
अर्चना करे एवं विजयकार्यमें उनका प्रयोग 
करे। दैवज्ञ राजपुरोहितको रक्षाबन्धन आदिके 
द्वारा राजाकी रक्षाका प्रबन्ध करके प्रतिवर्ष विष्णु 
आदि देवताओं एवं राजाका अभिषेक करना 
चाहिये॥ ३८-३९॥ 


इस प्रकार आदि आगेष महापुराण “छत आहिक राके गनका कथन नामक 
डो सौ उनहतरका अध्याय पूरा हुआ# २६१३ 


दो सा सचग्वा अध्याय 
विष्णुपञ्जरस्तोत्रका कथन 


पुष्कर कहते हैं हिरे परशुराम! पूरवकालमे 
भगवान्‌ ब्रह्मने जिपुरसंहारके लिये उद्यत शंकरकी 
रक्षके लिये “विष्णुपक्षर' नामक स्तोत्रका उपदेश 
किया था। इसी प्रकार बृहस्पतिने बल दैत्यका | 
वध करनेके लिये जानेवाले इन्द्रकी रक्षाके लिये 
उक्त स्तोप्रका उपदेश दिया था। मैं विजय प्रदान 
करनेवाले उस विष्णुपञ्जरका स्वरूप यतलाता हूँ, 
सुनो॥१-२॥ 

“परै पूर्वभगमे चक्रधारी विष्णु एवं दक्षिणपारवे 
गदाधारी श्रीहरि स्थित हँ । पश्चिमभागमें शार्डरपाणि 
विष्णु और उत्तरभागमें नन्दक-खङ्गधारी जनार्दन 
विराजमान हैं। भगवान्‌ हषीकेश दिक्कोर्णोमेँ एवं 
जनादन मध्यवर्ती अवकाशमें मेरी रक्षा कर रहे 
हैं। वराहरूपधारी श्रीहरि भूमिपर तथा भगवान्‌ 
नृसिंह आकाशमें प्रतिष्ठित होकर मेरा संरक्षण कर 
रहे हैं। जिसके किनारेके भागों छुरे जुडे हुए ह, 
बह यह निर्मल “सुदर्शनचक्र' घूम रहा है। यह 
जब परेतो तथा निशाचरोंको मारके लिये चलता 


है, उस समय इसकौ किरणोंकी ओर देखना 
'किसौके लिये भी बहुत कठिन होता है। भगवान्‌ 
अहरिकी यह 'कौमोदकी' गदा सहसो ज्वालाओंसे 
अदौप्त पावकके समान उज्ज्वल है। यह राक्षस, 
भूत, पिशाच और डाकिनियोका विनाश करनेवाली 
है। भगवान्‌ वासुदेवके शाङ्गधनुषकी टंकार मेरे 
शजुभूत मनुष्य, कृष्पाण्ड, प्रेत आदि और 
तिर्य्योनिगत जीवॉका पूर्णतया संहार करे। जो 
भगवान्‌ श्रीहरिकी खड़गधारामयी उज्वल ज्योत्लामेँ 
खान कर चुके हैं, वे मेरै समस्त शत्रु उसी प्रकार 
तत्काल शान्त हो जायें, जैसे गरुङके द्वारा मारे 
गये सर्प शान्त हो जाते हैं'॥३-८॥ 

“जो कृष्पाण्ड, यक्ष, राक्षस, प्रेत, विनायक, 
कूर मनुष्य, शिकारी पक्षी, सिंह आदि पशु एवं 
डँसनेवाले सर्प हों, वे सब-के-सब 
सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्णके शङ्कनादसे आहत 
हो सौम्यभावको प्राप्त हो जायें। जो मेरी चितवृत्त 


और स्मरणशक्तिका हरण करते हैं, जो मेरै बल 


अध्याय २७१० 


और तेजका नाश करते हैं-तथा जो मेरी कान्ति 
या तेजको विलुप्त कलेवाल हैं, जो उपभोग- 
सामग्रीको हर लेनेवाले तथा शुभ लक्षणोंका नाश 
करनेवाले हँ, वे कृष्पाण्डगण ्रोविष्णुके सुदर्शन- 
चक्रके वेगसे आहत होकर विनष्ट हो जायँ। 
देवाधिदेव भगवान्‌ वासुदेवके संकोर्तनसे मेरी बुद्धि, 
मन और इन्द्रयोंको स्वास्थलाभ हो। मेरे आगे- 
पीछे, दायें-बायें तथा कोणवर्दिनी दिशाओंमें सब 


जगह जनार्दन श्रीहरिका निवास हो। सबके पूजनीय, 
मर्बादासे कभी च्युत न होनेवाले अनन्तरूप परमेश्वर 
जनार्दनके चरणों प्रणत होनेवाला कभी दुखी 
जहाँ होता। जैसे भगवान्‌ श्रीहरि परबह हं, उसी 
प्रकार वे परमात्मा केशव भी जगतृस्वरूप हैं-- 
इस सत्यके प्रभावसे तथा भगवान्‌ अच्युतके 
जामकोरतनसे मेरै त्रिविध पापोंका नाश हो 
जाय'*॥ ९-१५॥ 


इस रकार आदि आगर महापुताण्मो 'विष्नुपञ्जरस्तोजका कथन” नामक 
डो साँ सतरा अध्याय पूरा हुआ# २७०॥ 


eres 
दो सौ एकहत्तरवाँ अध्याय 
चेदोंके मन्त्र और शाखा आदिका वर्णन तथा वेदोंकी महिमा 


पुष्कर कहते हैं-परुरम! वेदमन्त्र समरण 
विश्वपर अनुप्रह करनेवाले तथा चर पुरुषाथेकि 
साधक हैं। ऋष्वेद, यनुद, सामवेद तथा 
अधर्ववेद-ये चार वेद हैं। इनके मनको संख्या 


और दूसरी शाखा 'आश्षलायन' है। इन दो 
शाखाओंमें एक सहस्र तथा ऋण्ेदीय ब्राह्मभभागमं 
दो सहर मन हँ। श्रकृष्णदैधायन आदि महये 
ऋेदको प्रमाण माना है। युद उन्नीस सौ 


मन्त्र हैं। उसके ग्राह्मण-प्रन्थोंमें एक हजार मन्त्र 


एक लाख है। ऋग्वेदकी एक शाखा ' साँख्यायन' 


ज 

तानन दनो वोत र कलर न र सोती 

द प कहि पोक ह का ना म 
(र) 


ति 


9 अम्तियुराण- 


हैं और शाखाओंमें एक हजार छियासी । यजुरवेदमे 
मुख्यतया काण्वी, माध्यन्दिनी, कठी, माध्यकठी, 
मैत्रायणी, तैत्तिरीया एवं वैशम्पायनीया --ये शाखाएँ | 
विद्यमान हँ। सामवेदमें कौथुमी और 
आधर्वणायनी (राणायनीया)--वे दो शाखाएँ मुख्य 
हुँ। इसमें वेद, आरण्यक, उक्था और ऊह--ये 
चार गान हैं। सामबेदमें नौ हजार चार सौ पचीस 
मन हँ। वे हासे सम्बन्धित हैं। यहाँतक सामवेदका 
मान बताया गया ॥ १--७॥ 

अधरे सुमु जाजलि, स्लोकायनि, शौनक, 
पिप्पलाद और मुझकेश आदि शाखाप्रवर्तक ऋषि 
हैं। इसमें सोलह हजार मन्त्र और सौ उपनिषद्‌ | 
हैं।व्यासरूपमें अबतीर्ण होकर भगवान्‌ विष्णु 
ही वेदाँकी शाखाओंका विभाग आदि किया है। 
चेदोंके शाखाभेद आदि इतिहास और पुराण सब 
'विष्णुस्वरूप हैं। भगवान्‌ व्याससे लोमहर्षण सूतने 
पुरण आदिका उपदेश पाकर उनका प्रवचन किया। 
उनके सुमति, अभ्रिव्चा, भित्रयु, शिंशपायन, कतरत 
और सावर्णि--ये छः शिष्य हुए। शिंशपायन आदिने 
पुराणोकी संहिताका निर्माण किया । भगवान्‌ श्रोहरि 
ही 'ब्राहा' आदि अठारह पुराणों एवं अष्टादश 
विद्याओँकै रूपम स्थित हैं। वे सप्रपक-विष्यप् 
तथा मूर्त-अमूर्त स्वरूप धारण करनेवाले विद्यारूपी 
विष्णु 'आग्रेय महापुराण'में स्थित हैं। उनको 


इस प्रकार आदि आग्रेय महामे 


जानकर उनकी अर्चना एवं स्तुति करके मानव 
भोग और मोक्ष-दोनोंको प्राप्त कर लेता है। 
भगवान्‌ विष्णु विजयशील, प्रभावसम्पन तथा 
अघ्रि-सूर्व आदिके रूपमें स्थित हैं। वे भगवान्‌ 
विष्णु ही अग्लिरूपसे देवता आदिके मुख हैं। वे 
हो सबकी परमगति हैं। वे वेदों तथा पुराणों 
“यहम 'के नमसे गाये जाते हैं। यह 'अग्रिपुराण' 
विष्णुका ही विशद्रूप है। इस अग्लि-आग्रे 
पुराणके निर्माता और श्रोता श्रीजनार्द ही हैं। 
इसलिये यह महापुराण सर्ववेदमय, सर्वविद्यामय 
तथा सर्वज्ञानमय है। यह उत्तम एवं पवित्र पुराण 
पठन और श्रवण कलेवाले मनु्योकि लिये सर्वात्म 
श्रीहरिस्वरूप है। यह 'आग्रेय-महापुराण' 
विद्यार्थियोकि लिये विद्याप्रद, अथर्य लिये 
लक्ष्मी और धन-सम्पत्ति देनेवाला, राज्यार्थियोकि 
लिये राज्यदाता, धर्मार्भियोंके लिये धर्मदाता, 
स्वरगार्चियोकि लिये स्वर्गप्रद और पुत्राधियोंके लिये 
पुत्रदायक है। गोधन चाहनेवालेको गोधन और 
प्रमाभिलाधियोंको ग्राम देनेवाला है।यह कामार्थी 
अतुष्योंको काम, सम्पूर्ण सौभाग्य, गुण तथा कीर्ति 
प्रदान करनेवाला है। विजयाभिलापी पुरुषोंको 
विजय देता है, सब कुछ चाहनेवालॉको सब कुछ 
देता है, मोक्षकामियोंको मोक्ष देता है और पापियोकि 
पापॉका नाश कर देता है॥८-२२॥ 


“वेदका शाखा आदिका वर्णत' नामक 


दो सा इकहलरको अध्याय पूर हुआ# २७१५ 


nn 


दो सौ बहत्तरवाँ अध्याय 
विभिन्‍न पुराणोंके दान तथा महाभारत-श्रवणमें दान-पूजन आदिका माहात्म्य 


पुष्कर कहते हैं--परशुराम! पूर्वकालमें 
लोकपितामह ब्रह्न मरौचिके सम्मुख जिसका 
वर्णन किया था, पचीस हजार श्लोकोंसे समन्वित 


उस 'ब्रहापुराण'को लिखकर ब्राहाणको दान दे। 
स्वगांभिलापी वैशाखकी पूर्णिमाको जलधेनुके साथ 
“ब्रह्मपुराण'का दान करे। 'पदयपुराण'में जो 


= अध्याय २२०. 


] 


पद्मसंहिता (भूमिखण्ड) है, उसमें बारह* हजार 
श्लोक हैं। ज्येष्ठमासकी पूर्णिमाको गौके साथ 
इसका दान करना चाहिये। महर्षि पराशरने वाराह- 
कल्पके वृत्तान्तको अभिगत करके तेईस हजार 
श्लोकॉका 'विष्णुपुराण' कहा है। इसे आपादको 
पूर्णिमाको जलधेनुसहित प्रदान करे। इससे मनुष्य 
भगवान्‌ विष्णुके परमपदको प्राप्त होता है । चौदह 
हजार श्लोकोंवाला ' वायुपुराण' भगवान्‌ शंकरको 
अत्यन्त प्रिय है। इसमें वायुदेवन तक्के प्रसङ्गे 
धर्मका वर्णन किया है। इस पुराणको लिखकर 
श्रावणकी पूर्णिमाको गुड्धेनुके साथ ग्रहणको 
दान करे । गायत्री-मन्त्रका आश्रय लेकर निर्मित 
हुए जिस पुराणमें भागवत-धर्मका विस्तृत वर्णन 
है, सारस्वतकल्पका प्रसङ्ग कहा गया है तथा जो 
चृजासुर-वधकी कथासे युक्त है-उस पुराणको 
'भागवत' कहते हैं। इसमें अठारह हजार श्लोक 
हैं। इसको सोनेके सिंहासनके साथ भादपदको 
पूर्णिमाको दान करे। जिसमें देवि गारदने 
बृहत्कल्पके वृतान्तका आश्रय लेकर थमी व्याख्या 
की है, वह 'नारदपुराण' है। उसमें पचीस हजार 
स्लोक हैं। आश्विनमासकी पूर्णिमाको धेनुसहित 
उसका दान करे। इससे आत्यन्तिक सिद्धि प्राप्त 
होती है। जिसमें पक्षियेकि द्वारा धर्माधर्मका विचार 
किया गया है, नौ हजार श्लोकॉवाले उस 
“मार्कण्डेयपुराण का कार्तिककी पूर्णिमाको दान 
करे। अग्रिदेवने वसिष्ठ मुनिको जिसका श्रवण 
कराया है, वह 'अग्रिपुराण' है। इस ग्रन्थको 
लिखकर मार्गशीर्षक पूर्णिमा तिथिमें ब्राह्मणके 
हाथमे दे। इस पुराणका दान सब कुछ देनेवाला 
है। इसमें बारह हजार ही श्लोक हैं और यह 
पुराण सम्पूर्ण विद्याओंका बोध करानेवाला है। 
“भविष्यपुराण' सूर्य-सम्भव है। इसमें सूर्यदेवकी 


महिमा बतयो गयी है। इसमें चौदह हजार श्लोक 
हैं।इसे भगवान्‌ शंकरे मनुसे कहा है। गुड़ आदि 
वस्तुओँकि साथ पौषकी पूर्णिमाको इसका 
दान करना चाहिये। सावर्ष्य-मनुने नारदसे 
जहाैवर्तपुराण'का वर्णन किया है। इसमें रधन्तर- 
कल्पका वृत्तान्त है और अठारह हजार श्लोक हैं। 
माघमासकी पूर्णिमाको इसका दान करे। वराहके 
चरसे युक जो 'वाराहपुराण' है, उसका भी 
माघ मासको पूर्णिमाको दान करे। ऐसा करनेसे 
दाता ब्रह्मलोकका भागी होता है। जहाँ अप्निमय 
लिङ्गमे स्थित भगवान्‌ महेश्वरे आग्रेयकल्पके 
वृतानतोंसे युक्त धमाका विवेचन किया है, यह 
मरह हजार श्लोकोँवाला 'लिङ्गपुराण' है। 
फाल्गुनकी पूर्णिमाको तिलधेनुके साथ उसका दान 

मनुष्य शिवलोकको प्राप्त होता है। 
“बाराहपुराण'मे भगवान्‌ वषु भूदेवीके प्रति 
'मानव-जगत्कौ प्रवृत्ते लेकर वराह-चरित्र आदि 
|उपाख्यानॉका वर्णन किया है। इसमें चौबीस हजार 
लोक हैं। चैत्रकी पूर्णिमाको 'गरुडपुराण'का सुवर्णके 
साथ दान करके मनुष्य विष्णुपदको प्राप्त होता 
है। 'स्कन्दमहापुराण' चौरासी हजार श्लोकॉका 
है। कुमार स्कन्दते तत्पुरूष-कल्पकौ कथा एवं 
शैवमतका आश्रय लेकर इस महापुराणका प्रवचन 
किया है। इसका भी चैत्नकी पूर्णिमाको दान 
करता चाहिये। दस हजार श्लोकोंसे युक्त 
“वामनपुराण' धर्मार्थ आदि पुरुषाधोंका अवबोधक 
है। इसमें हसिलो धौमकल्पसे सम्बन्धित कथाका 
वर्णन है। शरद्‌ पूर्णिमामें विषुव-संक्रान्तिके समय 
इसका दान करे। 'कूर्मपुराण'मे आठ हजार श्लोक 
ह। कमावता हि इनके प्रसज़से रसातलमें 
इसको कहा था। इसका सुवर्णमय कच्छपके साथ 
दान करना चाहिये। मत्स्यरूपी श्रीविष्णुने कल्पके 


र सा सळ का हु संहिल। (पच पिन) 


+ असुरा» 


मसराम 


आदिकालमें मनुको तेरह हजार सलोकोसे युत 
“मत्स्यपुराण'का श्रवण कराया था। इसे हेमनिर्मित 
मत्स्यके साथ प्रदान करे। आठ हजार श्लोकोंबाले 
“गरुडपुराण 'का भगवान्‌ विष्णु ताक्ष्यंकल्पमें 
प्रवचन किया था। इसमें विश्वाण्डसे गरुङ्की 
उत्पत्तिकी कथा कही गयी है। इसका स्वर्णहंसके 
साथ दान करे। भगवान्‌ बरहानेब्रहाण्डके माहात्यका 
आश्रय लेकर जिसे कहा है, बारह हजार स्लोकोंवाले 
उस “ब्रहमण्डपुराण'कों भी लिखकर ब्राहाणके 
हाथमें दान करे॥ १-२२ ६॥ 

महाभारत- श्रवणकालमें प्रत्येक पर्वको समाप्तिपर 
पहले कथावाचकका बस्तर, गन्ध, माल्य आदिसे 
पूजन करे। तत्पक्षात्‌ ब्राह्मणॉंकों खोरका भोजन 
करावे। प्रत्यक पर्यकी समाप्तिपर सौ, भूमि, ग्राम 
तथा सुवर्ण आदिका दान करे। महाभारतके पूर्ण 


'होनेपर कथावाचक ब्राह्मण और महाभारत-संहिताकी 
पुस्तकका पूजन करे। ग्रन्थको पवित्र स्थानपर 
रेशमी वस्त्रसे आच्छादित करके पूजन 
का चाहिये। फिर भगवान्‌ नर-नारायणकी पुष्प 
आदिसे पूजा करे। गौ, अन, भूमि, सुवर्णके 
दानपूर्वक ब्राह्मणॉंको भोजन कराकर क्षमा-प्रा्थना 
करे। श्रोताको विविध रत्लॉंका महादान करना 
चाहिये प्रत्येक मासमें कथावाचकको दो या तीन 
आ सुवर्णका दान करे और अयनके प्रभे 
भी पहले उसके लिये सुवर्णके दानका विधान है। 
दविजश्रेष्ठ! समस्त श्रोताआँको भी कथाबाचकका 
सूजन करना चाहिये। जो मनुष्य इतिहास एवं 
चुराणोंका पूजन करके दान करता है, वह आयु, 
आरोग्य, स्वर्ग और मोक्षको भी प्राणा कर 
लेता है*॥ २३-२६॥ 


जल प्रकार आदि आहेय महापुताणर्में 'पुराणदान आदिके साहातप्यका कथ” नामक 
दो सौ बहतरवाँ अध्याय पूरा हुआ# २७२॥ 


enn 
दो सौ तिहत्तरवाँ 


अग्निदेव कहते हैं वसिष्ठ! अब मैं तुमसे 
सूर्वबंश तथा राजाओंके वंशका वर्णन करता हूँ। 
भगवान्‌ विष्णुके नाभिकमले ब्रह्माजी प्रकट हुए 
हैं। ब्रह्माजीके पुत्रका नाम मरीचि है। मरीचिसे 
कश्यप तथा कश्यपसे विवस्वत्‌ (सूर्य)-का जन्म 
हुआ है। सूर्यको तीन स्तिया हैं-संज्ा, राजी 


तरवाँ अध्याय 
वर्णन 

और प्रभा। इनमेंसे 'राजी' रेवतकी पु हँ। उन्होंने 
'ऐवन्त' नामवाले पुत्रको जन्म दिया है। सूर्यकी 
"परभा' नामवाली पल्स “प्रभात नामवाला पुत्र 
हुआ। 'संज्ञा' विश्वकर्माकी पुत्री है। उनके गर्भसे 
वैवस्वत मनु तथा जुडवा संतान यम और यमुनाकी 
उत्पचि हुई है। (संज्ञाकी छायाको भी, जो स्मे 


कस अण्या विधन पुनको जो स्लो सके रो 


ज हे अ र बह अरम मेल नही खी 


ह तथा उपल्ध पुणो देखनेसे भी इन बनी परावः संगति नही बैठी है।पपुणणमें जहाँ ऊन इजा श्लोक हँ, वहाँ 
इ घए हजार ह श्लोक तावे गवे हैं। सम्भव है. केवल सेह (भूमिखण्ड)-कै हो इतने श्लोक कहे गये हों विपु 
चच हजार श्लोक उपलब्ध होते है, कित इसे लेंस हजार श्लोक कहे गये € याद विष्युध्मोततपुराणके भी श्लोक इसके 
साथ स॒ब्मिलिंत कह लिये जावे तो उळ साड संगत हो सकती है। कारइपुराणके चौबीस हजार श्लोक बताये गे, किंत 
रान पुमे उतने स्लोक जहाँ खिलते। गुरने आठ हरर श्लोक जाये शदे हैं, पु उपलब्ध गह्पुरानमे 


इसे सले भौ अधिक श्लोक मिलते है। यह भी समप है कि. 
गरुडपुगाण लिख गया हो। 


पले गडुक जगह साराहुशण और वाराहपुशाणके स्ने 


ममे 
प्रतिष्ठित थी, "छया -संज्' कहते हैं।) छाया-संडाने 
सूर्यके अंसे सरवर मनु तथा शनैर नामक 
पु्को और तपती एवं विष्टि नामवाली कन्याओंको 
जन्म दिया। तदनन्तर (अश्वारूपधारिणों) संजासे 
दोनों अश्विनीकुमातोंकी उत्पत्ति हुई॥ १-४४ 
वैवस्वत मनुके दस पुत्र हुए, जो उन्होंके 
समान तेजस्वी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं- 
इसाक, नाभाग, भृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, प्रांशु, 
जृ, सतुषे श्रेष्ठ दि, करूप और पृषध्र-ये 
दसो महाबली राजा अयोध्यामें हुए। मनुकी इला 
जामवाली एक कन्या भी थी, जिसके गर्भसे बुधके 
अंशसे पुरुरवाका जन्म हुआ। पुरूरवाकों उत्पन्न 
करके इला पुरुषरूपमें परिणत हो गयी। उस 
समय उसका नाम सधयत हुआ । सुधुप्नसे उत्कल, 
गय और विनताश्ष-इन तीन राजाओंका जन्म 
हुआ। उत्कलको उत्कलप्रान्त (उड़ौसा)-का राज्य 
मिला, विनताश्वका पश्चिमदिशापर अधिकार हुआ 
तथा राजाओंमें शेठ गय पूर्वदिशाके राजा हुए, 
जिनकी राजधानी गयापुरी थी। राजा सुम्न वसि 
ऋषिके आदेशसे प्रानपुर! आ गये और उसको 
अपनी राजधानी चनाया। उन्होंने वहाँका राज्य 
पाकर उसे पुरूरबाको दे दिया। नरिष्यत्तके पुत्र 
*शक' नामसे प्रसिद्ध हुए। नाभागसे परमवैष्णव 
अम्बरीषका जन्म हुआ। वे प्रजाओंका अच्छी तरह 
पालन करते थे। राजा भटे धडक शका विस्तार 
हुआ। सुकन्या और आतर्त-ये दो शर्यातिकी 
संताने हुईं। आनर्तसे व नामक नरेशकी उत्पत्ति 
हुई। आनतंदेशमैँ उनका राज्य था और कुशस्थली 
उनकी राजधानी थी। रेवके पुत्र रवत हुए, जो 
“ककुद” नमसे प्रसिद्ध और धर्मात्मा थे। वे 
अपने पताके सौ पत्रमे सबसे बड़े थे, अतः 


कुशस्थलीका राज्य उहको मिला॥५--१२६॥ 

एक समयकी बात है-वे अपनी कन्या रेवतीको 
साथ लेकर ब्रहाजीके पास गये और वहाँ संगीत 
सुने लगे। वहाँ ब्रहाजीके समयसे दो ही घड़ी 
जीती, किंतु इती मर्त्यलोकके अंदर अनेक 
जुग समाप्त हो गये। संगीत सुनकर वे बड़े वेगसे 
अपनी पुरीको लौटे, परंतु अब उसपर यदुवंशियोंका 
अधिकार हो गया था। उन्होंने कुशस्थलीकी जगह 
दाका नामको पुरी बसायी थी, जो बड़ी मनोरम 
और अनेक द्वारोंसे सुशोभित थी। भोज, वृष्णि 
और अन्धकवंशके वासुदेव आदि वीर उसकी 
रक्षा करते थे। वहाँ जाकर रवतन अपनी कन्या 
रेवतीका बलदेवजीसे विवाह कर दिया और 
संसाएकी अनित्यता जानकर सुमेर पर्वतके शिखरपर 
जाकर तपस्या करले लगे। अनमं उन्हें विष्णुधामकी 
प्ति हुई॥१३-१६॥ 

जाभागके दो पुत्र हुए, जो वैश्याके गर्भे 
उत्पन हुए थे। ये (अपनी विशेष तपस्याके 
कारण) ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुए। करूपके पुत्र 
*कारूष' नमसे प्रसिद्ध क्षत्रिय हुए, जो युद्धमे 
मतवाले हो उठते थे। प्रन भूलसे अपने 
गुरुकी गायको हिंसा कर डाली थी, अतः ये 
शापवश शू हो गये। मनुपुत्र इश्वाकुके पुत्र 
विकुक्षि हुए, जो (कुछ कालके लिये) देवताओंके 
राज्यपर आसीन हुए थे। विकुक्षे पुन ककुत्स्थ 
हुए। ककुत्स्थका पुत्र सुयोधन नामस प्रसिद्ध 
हुआ। उसके पुत्रका नाम “पृथु' था। पृथुसे 
विश्वगक्षका' जन्म हुआ। उसका पुत्र आयु और 
आयुका पुत्र युवना्व हुआ। युवनाधसे श्रावन्तकौ' 
उत्पत्ति हुई, जिन्होंने पर्वीदशामें शरावन्तिकी" नामकी 
पुरी बसायी। श्रावन्तसे बृहदश्च और बृहदश्वसे 


गारक सगे सोप बसा हुआ नन इसे न हो पलक पर है। 
पले “गश नाम मिला है और औसा" 


३-४ विश्पते 'सावसत” तथा "कावी नाम भे हँ। 


कुबलाश्व नामक राजाका जन्म हुआ। इन्होंने 
'पूर्वकालमें धुन नामसे प्रसिद्ध दैत्यका वघ किया 
था, अतः उसीके नामपर ये “धुन्धुमार' कहलावे | 
धुन्धुमारसे तीन पुत्र हुए। वे तीनों ही राजा थे। 
उनके नाम थे-दृढाश्व, दण्ड और कपिल। दृढाश्चसे 
हय और प्रमोदकने जन्म ग्रहण किया। हर्यश्वसे 
निकुम्भ और निकुम्भसे संहताश्रकी उत्पत्ति हुईं। 
संहताश्के दो पुत्र हुए--अकृशाश्व तथा रणाश्व। 
रणाश्रके पुत्र युवनाख और युवनाश्चके पुत्र राजा 
मांधाता हुए। मांधाताके भी दो पुत्र हुए, जिनमें 
'एकका नाम पुरुकुत्स था और दूसरेका नाम 
मुचुकुन्द॥ १७-२४॥ 

'चुर्कुत्ससे जसइस्पुका जन्म हुआ। वे नर्मदाके 
गर्भसे उत्पन्न हुए थे। उनका दूसरा नाम “सम्भूत' 
भी था। सम्भूतके सुध्या और सुधन्वाके पुत्र 
शरिया हुए। शरिधन्वाके तरुण और तरुणे पुत्र 
सत्यत्रत थे। सत्यत्रतसे सत्थ हुए, जिनके पुत्र 
हरिश थे। हरिषे रोहिताश्वका जन्म हुआ, 
रोहिताधसे यृक हुए, यृकसे बाहु और बहुसे 
सगरी उत्पत्ति हुई। सगरकी प्यारी पत्नी प्रभा 
थी, जो प्रसन्न हुए और्व मुनिकी कृपासे साठ 
हजार पुत्रॉकी जननी हुईं तथा उनकी दूसरी पत्नी 
भानुमतीने राजासे एक ही पुत्रको उत्पन्न किया, 
जिसका नाम असमञ्जस था। सगरके साठ हजार 
पुत्र पृथ्वी खोदत समय भगवान्‌ कपिलके क्रोधसे 
भस्म हो गये। असमञ्जसके पुत्र अंशुमान्‌ और 
अंुमानके दिलीप हुए। दिलीपसे भगीरचका जन्म 


हुआ, जहो गङ्गाको पृथ्वीपर उतारा था। भगीरथसे 
जाधाग और नाभागसे अम्बरीष हुए। अम्बरीषके 
सिरप और सिन्के पुत्र तु हुए। रुके 
ऋतुपर्ण और क्रतुपर्णके पुत्र कल्माषपाद थे। 
कल्माषपादसे सर्वकर्मा और सर्वकर्मासे अनरण्य 
हुए। आनरण्यके निष्त और निष्के पुत्र दिलीप 
हुए। राजा दिलीपे रघु और रुके पुत्र अज थे। 
अजसे दशरषका जन्म हुआ। दशके चार पुत्र 
हुए-वै सभी भगवान नारायणके स्वरूप थे। उन 
खबरें ज्येष्ठ औरामचन्द्रजी थे। उन्होंने रावणका 
चथ किया था। रघुनाथजी अयोध्याके सर्वश्रेष्ठ 
राजा हुए। महर्षि वाल्पीकिने नारदजीके मुँहसे 
उनका प्रभाव सुनकर (रामायणके नामसे) उनके 
चरित्रका वर्णन किया था। श्रीरामचन्द्रजीके दो 
पुत्र हुए. जो कुलकी कीर्ति बढानेवाले थे। वे 
सौताजीके गर्धसे उत्पन होकर कुश और लवके 
जामसे प्रसिद्ध हुए। कुशसे अतिथिका जन्म हुआ। 
अतिथिके पुत्र निषध हुए। निषधसे नलकी उत्पत्ति 
हुई (ये सुप्रसिद्ध राजा दमवन्तीपति नलसे भिन्न 
है); नलसे नभ हुए। नभसे पुण्डरीक और पुण्डरीकसे 
सुधन्वा उत्पन हुए। सुधन्वाके पुत्र देवानीक और 
देवानौकके अहोनाश्व हुए। अहीनाक्षसे सहसा 
और सहसाश्वसे चन्द्रालोक हुए। चन्द्रालोकसे 
ांरापीड, तारापीडसे चन्द्रगिरि और चन्द्रगिरिसे 
(रथका जन्म हुआ । भानुरषका पुत्र शुतायु नामसे 
प्रसिद्ध हुआ। ये इश्वाकुवंशमे उत्पन राजा सूर्ववंशका 
विस्तार करनेवाले माने गये हैं ॥२५--३९॥ 


इस प्रकार आदि आछ्रेय महातुराणमे 'सूपकितका वर्ण” कामक 
दो सौ तिहतरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २७२७ 
ति त 


+ अध्याय २०४० 


दो सौ चौहत्तरवाँ अध्याय 


सोमबंशका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ! अब मैं सोमवंशका 
वर्णन करूँगा, इसका पाठ केसे पापका नाश 
होता है। विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्म उत्पन्न हुए। 
हाके पुत्र महर्षि अत्रि हुए। अजिसे सोमको 
उत्पत्ति हुई । सोमने राजसूय-यज्ञ किया और उसमें 
तीनों लोकोकि राज्यका उन्होंने दक्षिणारूपसे दान 
कर दिया। जब यज्ञके अनमं अवभूषस्नान समाप्त 
हुआ तो उनका रूप देखनेकी इच्छासे नौ देवियों 
चन्द्रमाके पास आयीं और कामबाणसे संतप्त 
होकर उनकी सेवा करने लगौं। लक्ष्मी (कान्ति) 
जारायणको छोड़कर चली आयीँ। सिनीबाली 
कर्दमको, घुति अग्रिको और पुष्टि अपने अविनाशी 
पति धाताको त्यागकर आ गयीं । प्रभा प्रभाकरको 
और कुहू हविष्मानको छोड़कर स्वयं सोमके 
पास चली आयीं कौर्तिने अपने स्वामी जयन्तको 
छोड़ा और वसुने मरौचिनन्दन कश्यपको तथा 
धृति भौ उस समय अपने पति नन्दिको त्यागकर 
सोमक हौ सेवामे संलग्न हो गर्यौं ॥१-५॥ 

चन्द्रमाने भी उस समय उन देवियोको अपनी 
ही पत्नीको भौति सकामभावसे अपनाया। सोमके 
इस प्रकार अत्याचार करनेपर भी उस समय उन 
देवियोंके पति शाप तथा शस्त्र आदिके द्वारा 
उनका अनिष्ट करनेमें समर्थ न हो सके; अपितु 
सोम ही अपनी तपस्याके प्रभावसे 'भू' आदि 
सातो लोकोँके एकमात्र स्वामी हुए। इस अनीतिसे 
ग्रस्त होकर चन्द्रकी बुद्धि विनयसे भ्रष्ट होकर 
अन्त हो गयी और ठे दन वृहस्पतिजीका 
अपमान करके उनकी यशस्विनी पलो ताराका 
बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इसके कारण 
देवताओं और दानवॉमें संसारका विनाश कस्नेवाला 
महान्‌ युद्ध हुआ, जो "तारकामय संग्राम' के नामसे 


विख्यात है। नतम ब्रहाजीने (चन्द्रमाकी ओरसे 
युद्धम सहायता पहुँचानेवाले) शुक्राचार्यको रोककर 
तारा बृहस्पतिजीको दिला दी। देवगुरु बृहस्पतिने 
ताराको गर्भिणी देखकर कहा-- इस गर्भका त्याग 
कर दो।' उनकी आज्ञासे ताराने उस गर्भका त्याग 
किया, जिससे बड़ा तेजस्वी कुमार प्रकट हुआ। 
उसने पैदा होते ही कहा-'मैं चन्दरमाका पुत्र 
हुँ॥ इस प्रकार सोमसे बुधका जन्म हुआ। उनके 
पुत्र पुरुवा हुए; उर्वशी नामकी अप्सराने स्वर्ण 
छोड़कर पुरूरवाका वरण किया॥ ६--१२॥ 
महामुने! राजा पुरुरवाने उर्वशौके साथ उनसठ 
र्षोतक विहार किया। पूर्वकालमें एक ही अग्नि 
थे। राजा पुरुरबाने हो उन्हें (गाहपत्य, आहवनीय 
और दक्षिणाग्रि-भेदसे) तीन रूपोमि प्रकट किया। 
राजा योगी थे। आने उन्हें गन्धर्वलोककी प्राप्त 
हुईं। उर्वशीने राजा पुरूरवासे आयु, दृढ़ायु, अश्वायु, 
भना, धृतिमानू, वसु, दिविजात और शतायु- 
इन आठ पुत्रॉको उत्पन किया। आयुके नहुष, 
वृद्धशमाँ, रजि, दम् और विपाष्मा--ये पाँच पुत्र 
हुए। रजिस सौ परका जन्म हुआ । बे “राजेय'के 
जामसे प्रसिद्ध थे। राजा रजिको भगवान्‌ विष्णुसे 
जरान प्राप्त हुआ था। उन्होंने देवासुरसंग्रामे 
देवताओंकी प्रार्थनासे दैत्योंका वथ किया था। 
इन्द्र राजा रजिके पुत्रभावको प्राप्त हुए। रजि 
स्वर्गका राज्य इन्द्रको देकर स्वयं दिव्यलोकवासी 
हो गये। कुछ कालके बाद रजिके पुत्रोनि इन्द्रका 
राज्य छीन लिया। इससे वै मन-ही-मन बहुत 
डुखी हुए। तदनन्तर देवगुरु बहते ग्रह-शान्ति 
आदिकी विधिसे रजिके पुत्रोंको मोहित करके 
राज्य लेकर इन्द्रको दे दिया। उस समय रजिके 
पु अपने धर्मसे भ्रष्ट हो गये थे। राजा नहुपके सात 


चुत्र हुए। उनके नाम थे--यति, ययाति, उत्तम, 
उद्धव, पञ्चक, शर्याति और मेषपालक। यति 
कुमारावस्थामे होनेपर भी भगवान्‌ विष्णुका 
ध्यान करके उनके स्वरूपको प्राप्त हो गवे।| 
उस समय शुक्राचार्यकी कन्या देवयानी तथा 
वृषपर्वाकी पुत्री शर्पिठा-ये दो राजा ययातिकी 


लियं हुईं। राजाके इन दोनों स्यसे पाँच पुत्र 
उत्पन हुए। देवयानीने यदु और तुर्वसुको जन्म 
दिया और वृषपर्वाकी पुत्री सिने हु, अतु 
और पूरये तीन पुत्र उत्पन्न किये। इनमेंसे यहु 
और पूरे दो हो सोमवंशका विस्तार करनेवाले 
हुए॥ १३--२३॥ 


इस प्रकार आदि आश्य महतामे “सोमवंका वर्ण” मक 
क खाँ चाँहतरका अध्या पूण हुआ# २०४॥ 
Sree 
दो सौ पचहत्तरवाँ अध्याय 
यदुवंशका वर्णन 


अभ्रिदेव कहते हैं-- वसिष्ट! यदुके पाँच पुत्र 
थे--नीलाजिक, रु ष, शतजित्‌ और सहरजित्‌। 
इनमें सहजित्‌ सबसे ज्येष्ठ थे। शतजित्के हैहय, 
रेणुहय और हय-ये तीन पुत्र हुए। हैहयके 
भत्र और धमक पुत्र संहत हुए। संहतके 
पुत्र महिमा तथा महिमाके भरन थे। भद्सेतके 
दुर्गम और दु्गमसे कनकका जन्म हुआ। कनकसे 
कृतवीर्य, कृता, करवीरक और चौथे कृतौजा 
जापक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। कृतवीर्यसे अर्जुन हुए। 
अर्जुनने तपस्या की, इससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ | 
दततात्रेयने उन्हें सों द्वीपॉकी पृथ्वीका आधिपत्य, 
एक हजार भुजाएँ और संप्राममें अजेयताका वरदान 
दिया। साथ ही यह भी कहा- अधरम वृत्त 
होनेपर भगवान्‌ विष्णुके (अवतार श्रीपसशुरामजीके) 
हाथसे तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।' राजा अर्जुनने 
दस हजार यका अनुष्ठान किया। उनके स्मरणमा 
राष्ट्रमें किसीके धनका नाश नहँ होता था। यड, 
दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्रज्ञनके द्वार 
कोई भी राजा कृतवीर्यकुमार अर्जुनको गतिको 
नहीं पा सकता। कार्तवीर्य अर्जुनके सौ पुत्र थे. 
उनमें पाँच प्रधान थे। उनके नाम हैं-शुरसेन, 


देशके महाराज थे। जयध्वजसे तालजङ्खका जन्म 
हुआ और तालजङ्गसे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए, जो 
'तालजङुके हो नामे प्रसिद्ध थे। हैहयवंशी क्षत्रियेंकि 
पाँच कुल हैं-भोज, अवन्ति, वीतिहोतर, स्वयंजात 
और शौण्डिकेय। बीतिहोत्रसे अनन्तकी उत्पत्ति 
हुई और अन्तसे दुर्जय नामक राजाका जन्म 
हुआ॥ १-११॥ 

अब कोष्टके वंशका वर्णन करूँगा, जहाँ 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुने अवतार धारण किया था। 
कोष्ट यृजिनौयान्‌ और वृजिनीवानूसे स्वाहाका 
जन्म हुआ। स्वाहाके पुत्र रपद और उनके पुत्र 
चित्ररथ थे। चित्ररथसे शशबिन्दु उत्पन्न हुए, 
जो चक्रवर्ती राजा थे। वे सदा भगवान्‌ विष्णुके 
भजनमें ही लगे रहते थे। शशबिन्दुके दस हजार 
पुर थे। वे सब-के-सब बुद्धिमान, सुन्दर, अधिक 
नवान्‌ और अत्यन्त तेजस्वी थे; उनमें पुरवा 
ज्येष्ठ थे। उनके पुत्रका नाम सुयज्ञ था। सुयज्ञके 
पुत्र उशना और उशनाके तितिक्षु हुए। तितिकषुसे 
मरुत और मरुतसे कम्बलबरहिष (जिनका दूसरा 
जाम रुक्मकवच था) हुए। रुक्मकवचसे कमु, 
वृषुरुक्मक, हवि, ज्यामघ और पापष्न आदि पचास 


सू, धृक, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वज अवन्ती- 


पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें ज्यामघ अपनी स्त्रीक 


७ अध्याय २०५० 


वशीभूत रहनेवाला था। उससे उसकी पत्नी 
शैव्याके गर्भसे विदर्भकी उत्पत्ति हुई। विदर्भके 
कौशिक, लोमपाद और क्थ नामक पुत्र हुए। 
इनमें लोमपाद ज्येष्ठ थे। उनसे कृतिका जन्म 
हुआ। कौशिके पुत्रका नाम चिदि हुआ। 
चिदिके वंशज राजा ' चै के नमसे प्रसिद्ध हुए। 
विदर्भपत्र क्थसे कुन्ति और कुन्तिसे पृष्ठकका 
जन्म हुआ। धृष्टकके पुत्र धृति और धृतिके विदरथ 
हुए। ये 'दशाई' नासे भी प्रसिद्ध ये। दशाईके 
पुत्र व्योम और व्योमके पुत्र जमूत कहे जाते हैं। 
जीमूतके पका नाम विकल हुआ और उनके पुत्र 
भीमरथ नमसे प्रसिद्ध हुए। भौमरवसे नवरथ 
और नवरथसे शदथ हुए। हद्रघसे शकुन्ति तथा 
'शकुन्तिसे करम्भ उत्पन्न हुए। करम्पसे देवरातका 
जन्म हुआ। देवरतके पु वधेत कहलाये। देवरे 
मधु नामक पुत्र उत्पन हुआ और मधुसे ट्रवरसने 
जन्म ग्रहण किया । द्रयरसके पुरुहूत और पुरुट्तके 
पुत्र जन्तु थे। जनुके पुत्रका नाम सावत था। ये 
दुव॑शियोंमें गुणवान्‌ राजा थे। सात्वतके भजमान, 
वृष्णि, अन्धक तथा देवावृध ये चार पुत्र हुए। 
इन चारोंके वंश विख्यात हैं। भजमानके बहा, 
चष्ट, कृमि और निमि नामक पुत्र हुए। देवावृधसे 
धुका जन्म हुआ। उनके विषयमें इस श्लोकका 
गान किया जाता है--“हम जैसा दूरे सुनते हैं, 
चैसा ही निकसे देखते भी हैं। बध मुषे 
श्रेष्ठ है और देवावृध देवताऑके समान हैं।' 
बुके चार पुत्र हुए। वे सभी भगवान्‌ वासुदेवके 
भक्त थे। उनके नाम हैं-कुकुर, भजमान, शिति 
और कम्बलबर्हिष। कुकुरके धृष्ण नामक पुत्र 
हुए। धृष्णुसे धृति नामवाले पुत्रकौ उत्पत्ति हुई। 
धृतिसे कपोतरोमा और उनके पुत्र तित्तिरि हुए। 
तित्तिरिके पुत्र नर और उनके पुत्र आनकदुन्दुभि 
नामसे विख्यात हुए। आनकदुन्दुभिकी परम्परामें 


पुनर्वसु और उनके पुत्र आहुक हुए। ये आहुकीके 
गर्भे उत्पन्न हुए थे। आहुकसे देवक और उग्रसेन 
हुए। देवकसे देववान्‌, उपदेव, सहदेव और 
देवरक्षित--ये चार पुत्र हुए। इनकी सात बहनें 
थीं, जिनका देवकने वसुदेवके साथ ब्याह कर 
दिया। उन सातोके नाम हैं-देवकी, तदेव, 
भित्रदेवी, यशोधरा, ्रोदेवी, सत्यदेवी और सातवी 
सुरापी। उग्रसेनके नौ पुत्र हुए, जिनमें कंस ज्येष्ठ 
था। शेष आठ पुत्रोंके नाम इस प्रकार हैं- 
ज्यग्रोध, सुनामा, कडू, रजा शङ्कु, सुत, राष्टरपल, 
मुष्टि और सुमुष्टिक। भजमानके पुत्र विदरथ 
हए, जो रथय प्रधान थे। उनके पुत्र राजाधिदेव 
और शूर नामसे विख्यात हुए। राजाधिदेवके दो 
पुत्र हुए शोणाश्च और श्रेतवाहत। शोणाश्रके 
शमी और शत्रुजित्‌ आदि पाँच पुत्र हुए। शमीके 
पुत्रि प्रतिक्षेज्रक भोज और भोजके दिक 
हुए। हदिकके दस पुत्र थे, जिनमें कृतवर्मा, 


जन्म हुआ। असमौजाके सुद, सुवास और धृष्ट 
जामक पुत्र हुए। धृष्टी दो पत्नियां थौं-गान्धारी 
और माद्री। इनमें गान्धारीसे सुमित्रका जन्म 
हुआ और मादीने युधाजित्‌को उत्पन किया। 
घृषसे अनमित्र और शिनिका भी जन्म हुआ। 
शिनिसे देवमौदुष उत्पन हुए। अनमित्रके पुत्र 
तिष्व और निष्नके प्रसेन तथा सत्राजित्‌ 
हुए। इसमें प्रसेनके भाई सत्राजितको सूर्यसे 
स्यमन्तकमणि प्राप्त हुई थी, जिसे लेकर प्रसेन 
जंगलमें मृगयाके लिये विचर रहे थे। उन्हें एक 
सिंहे माकर वह मणि ले ली। तत्पक्षात्‌ जाम्बबानने 
उस सिंहको मार डाला (और मणिको अपने 
अधिकारमें कर लिया)। इसके बाद भगवान्‌ 
शरकृष्णने जाम्बवान्‌को युम परास्त किया और 


उनसे जाम्बवती तथा मणिको पाकर वे द्वारकापुतीको 
लौट आवे। वहाँ आकर उन्होंने वह मणि सम्राजित्को 
दे दी, किंतु (मणिके लोभे) शतषन्चने सत्राजित्को 
मार डाला। श्रीकृष्णने शतधन्वाको मारकर वह 
मणि छीन ली और यशके भागी हुए। उन्होंने 
बलराम और मुख्य यटुवंशियोके सामने वह 
मणि अक्रूरको अर्पित कर दी। इससे श्रोकृष्णके 
मिथ्या कलङ्कका मार्जन हुआ। जो इस प्रसङ्गका 
पाठ करता है, उसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। 
सन्नाजितुको भङ्गकार नामसे प्रसिद्ध पुत्र और 
सत्यभामा नामकी कन्या हुई, जो भगवान्‌ शरीकृष्णकी 
च्यारी पटरानी "हुई थी। अनमित्रसे शिनिका 
जन्म हुआ। शिनिके पुत्र सत्यक हुए। सत्यकसे 
सात्यकिकी उत्पत्ति हुई। वे 'युयुधान' नामसे भौ 
प्रसद्ध धे। उनके धुनि नामक पुत्र हुआ। धुनिका 
पुत्र युगन्धर हुआ। युधाजित्से स्वाह्मका जन्म 
हुआ। स्वाहासे ऋषभ और क्षेत्रकी उत्पत्ति हुई। 
ऋषभसे श्रफल्क उत्पन्न हुए। श्रफल्कके पुत्रका 


जाम अक्ूर हुआ और अक्ूरसे सुधन्वकका जन्म 
हुआ। शूरसे वसुदेव आदि पुत्र तथा पृथा नामवाली 
कन्या उत्पन्न हुई, जो महाराज पाण्डुकी प्यारी 
पत्र हुई। पाण्डुकी पनी कुन्ती (पृथा)-के गर्भ 
और धर्मके अंशसे युधिष्ठिर हुए, वायुके अंशसे 
औमसेन और इन्द्रके अंशसे अर्जुनका जन्म 
हुआ। (पाण्डुकी दूसरी पत्नी) मद्रके पेटसे 
(अश्िनीकुमारोके आशे) नकुल और सहदेव 
उत्पन हुए। वसुदेवसे रोहिणीके गर्भसे बलराम, 
सारण और दुर्गम ये तीन पुत्र हुए तथा देवकीके 
उदसे पहले सुषेणका जन्म हुआ, फिर कीर्तिमान, 
भद्रेन, जारुख्य, विष्णुदास और भेह उत्पन 
हुए। इट छहों बच्चॉको कंसने मार डाला। 
तत्पश्चात्‌ बलराम और कृष्णका प्रादुर्भाव हुआ 
तथा अन्तम कल्याणमय वचन बोलनेवाली सुभद्रा 
जन्म हुआ। भगवान श्रीकृष्णले चारुदेष्ण और 
साम्ब आदि पुत्र उत्पन्न हुए। साम्ब आदि रानी 
जाम्बवतीके पुत्र थे॥१२-५१॥ 


हस प्रकार आदि आफ्रेय महुराचमें “कुहका य्न” नामक 
डो सा पचहतरकाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७५॥ 


दो सौ छिहत्तरवाँ अध्याय 
ऑकृष्शकी पतियों तथा पवोके सद्येपसे नामनि्ेश तथा 
द्वादश-संग्रामोंका संक्षिप्त परिचय 


अग्रिदेव कहते हैं-- वसिष्ठ! महर्षि कश्यप 
बसुदेवके रूपें अवतीर्ण हुए थे और नारियों 
छ अदितिका देवकीके रूपमे आविभाव हुआ 
था। वसुदेव और देवकीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
दभाव हुआ। वे बड़े तपस्वी थे। धर्मको रक्षा, 
अधर्मका नाश, देवता आदिका पालन तथा दैत्य 
आदिका मर्दन--यही उनके अवतारका उद्देश्य 
था। रुक्मणी, सत्यभामा और नग्रजित्कुमारी 


सत्या-ये भगवानकौ प्रिय रानियाँ थीं। इनमें भी 
सत्यभामा उनकी आराध्य देवी थीं। इनके सिवा 
गन्धार-राजकुमारी लक्ष्मणा, मित्रविन्दा, देवी 
कालिनी, जाम्बवती, सुशीला, मारी, कौसल्य, 
विजया और जया आदि सोलह हजार देवियों 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पत्नियों थीं। रुविमणीके गर्भसे 
र्न आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे और सत्यभामाने 
भोम आदिको जन्म दिया था। जाम्बवतीके गर्भसे 


«अध्याय २०६० 


साम्ब आदिकी उत्पत्ति हुई थी। ये तथा और भी 
बहुत-से श्रीकृष्के पु थे। परम बुद्धिमान्‌ भगवान्के 
पुत्रोंकी संख्या एक करोड़ अस्सी हजारके लगभग 
थी। समस्त यादव भगवान्‌ श्रेकृष्क द्वार सुरक्षित 
थे। प्रद्युग्से विदर्भराजकुमारी रुवमवतीके गर्भसे 
अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ। अनिरुद्धो युद्ध बहुत 
ही प्रिय था। अनिरुद्धके पुत्र वज्र आदि हुए। 
सभी यादव अत्यन्त बलवान्‌ ये। वादवोंकी संख्या 
कुल मिलाकर तीन करोड़ थी। उस समय साठ 
लाख दानव मनुष्य-योनिरमे उत्पन्न हुए थे, जो 
जलोगोंको कष्ट पहुँचा रहे थे। उन्हींका विनाश 
केके लिये भगवान्‌का अवतार हुआ था। धर्म- 
मर्यादाकी रक्षा करलेके लिये हो भगवान्‌ श्रोहरि 
मनुष्यरूप प्रकट होते हैं॥ १-९॥ 

देवता और अमुर अपने दायभागके लिये 
बारह संग्राम हुए हैं। उनमें पहला "नारसिंह" और 
दूसरा 'चामन' नामवाला युद्ध है। तीसरा “बाराह- 
संग्राम' और चौथा *अमृत-मन्थन' नामक युद्ध 
है। पाँचौ ' तारकामय संग्राम ' और छठा ' आजीवक' 
नामक युद्ध हुआ। सातवाँ भरपुर आठवा 
'अन्धकवध'और नयाँ 'वृत्रविधातक संग्राम' है। 
सवौ 'जित्‌', ग्यारहवाँ 'हालाहल' और बारहवाँ 
“घोर कोलाहल' नामक युद्ध हुआ है॥ १०--१२॥ 

प्राचौनकालमें देवपालक भगवान्‌ नरसिंहने 
हिरण्यकशिपुका हृदय विदीर्ण करके प्रह्दको 
दैत्यांका राजा बनाया था। फिर देवासुरसंग्रामे 
अवसरपर कश्यप और अदितिसे वामनरूप प्रकट 
होकर भगवानूने बल और प्रतापे बढ़े-चढ़े हुए 
राजा बलिको छला और इन््रको त्रिलोकीका राज्य 
दे दिया। “वाराह” नामक युद्ध उस समय हुआ 
था, जबकि भगवानूने वाराह अवतार धारण करके 
'हिरण्याक्षको मारा, देवताओंकी रक्षा की और 
जले डूबी हुई पृथ्वीका उद्धार किया। उस समय 


देवाधिदेवोनि भगवान्‌की स्तुति को॥ १३--१५॥ 

'एक बार देवता और असुरोंने मिलकर 
मन्दराचलको मधानी और नागराज वासुकिको 
नेती (बन्धनकी रस्सी) बना समुदको मथकर 
अमूत निकाला, किंतु भगवानूने वह सारा अमृत 
देवताओको ही पिला दिया। (उस समय 
देवताओं और दैत्वोंमें घोर युद्ध हुआ था!) 
लारकामय-संग्रामके अवसरपर भगवान्‌ ब्रह्मने इन्द्र, 
बृहस्पति, देवताओं तथा दानवॉको सुद्धे रोककर 
देवताओं रक्षा कौ और सोमवंशको स्थापित 
किया। आजीवक-युदमें विश्वामित्र, वसिष्ठ और 
अत्रि आदि ऋषियोंने राग-द्वैषादि दानवॉका निवारण 
करके देवताओंका पालन किया। पृथ्वीरूपी 
रथमें वेदरूपी घोड़े जोतकर भगवान्‌ शंकर उसपर 
बे (और श्रिपुरका नाश करनेके लिये चले)। 
उस समय देवताओंके रक्षक और दैल्योंका विनाश 
करनेवाले भगवान्‌ श्रौहरिने शंकरजीको शरण दी 
और बाण बनकर स्वयं हौ त्रिपुरका दाह किया। 
गौरीका अपहरण करनेकी इच्छसे अन्थकासुरने 
सटदेवको बहुत कष्ट पहुँचाया--यह जानकर ऐवतीमेँ 
अनुराग रखनेवाले श्रीहरिने उस असुरका विनाश 
किया (यही आठवा संग्राम है) । देवताओं और 
असुरोके सु वत्रका नाश केके लिये भगवान्‌ 
विष्णु जलके फेन होकर इद्रे चन्म लग गये। 
इस प्रकार उन्होने देवराज इन्द्र और देवधर्मका 
पालन करनेवाले देवताओंको संकटसे बचाया। 
('जित्‌' नामक दसवा संग्राम वह है, जब कि) 
भगवान्‌ श्रीहरिने परशुराम अवतार धारण कर 
शाल्व आदि दानवॉपर विजय पायी और दुष्ट 
क्षत्रियोंका विनाश करके देवता आदिकी रक्षा 
'कौ। (ग्यारह संग्रामके समय) मधुसूदने हालाहल 
तिके रूपमें प्रकट हुए दैत्यका शंकरजीके द्वारा 
नाश कराकर देवताओंका भय दूर किया । देवासुर- 


संग्राममे जो “कोलाहल” नामका दैत्य था, उसको 


पसत करके भगवान्‌ विषे धर्मपालनपूर्वक सम्पूर्ण 
देवताऑकी रक्षा को। राजा, राजकुमार, मुनि 


और देवता--सभी भगवानूके स्वरूप हैं। मैंने यहाँ 
जिनको बतलाया और जिनका नाम नहीं लिया, वे 
सभी श्रीहरिके हो अवतार हैं॥१६--२५॥ 


इल मकार आदि आफ्रेय महतृयचमें 'दराइ-संग्रायोका वर्षा! नमक 
दो सँ छिहतरका अध्याय पूछ हुआ॥ २७६५ 
res 
दो सौ सतहत्तरवाँ अध्याय 
तुर्वसु आदि राजाओके वंशका तथा अङ्गवंशका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं-- वसि तुरवसुके पुत्र वर्ग 
और याकि पुत्र गोभानु हुए। गोभालुसे रानि, 
जैशानिसे करंधम और करंघमसे मरुतका जन्म 
हुआ। उनके पुत्र दुष्यन्त हुए। दुष्यन्तसे वरू 
और वरूथसे गाण्डीरकी उत्पत्ति हुई। गाण्डीरसे 
गान्धार हुए। गान्धारके पाँच पुत्र हुए, जिनके 
जामपर गन्धार, केरल, चोल, पाण्डय और कोल-- 
इन पाँच देशकी प्रसिद्धि हुई। ये सभी महान 
बलवा थे। से बेत और बहुसेतुसे पुरोवसुका 
जन्म हुआ। उनसे गान्धार नामक पुत्रोंकी उत्पति 
हुई। गनर धर्मको जन्म दिया और धर्मसे घृत 
उत्पन हुए। घृतसे विदुष और विदुसे प्रचेता 
हुए। प्रचेताके सौ पुत्र हुए, जिनमें अनडु, सुभान, 
चाक्षुष और परमेषु--ये प्रधान थे। सुभानुसे कालानल 
और कालानलसे सञ्जय उत्पन हुए। सञ्जये पुरञ्जय 
और पुरञ्जयके पुत्र जनमेजय थे। जनमेजयके 
पुत्र महाशाल और उनके पुत्र महामन हुए। ब्रहान्‌। 
'महामनासे उशीनरका जन्म हुआ और महामनाको 
“जृगा' नामवाली पत्नीकै गर्भसे राजा नृगका जन्म 
हुआ। नृगकी “नरा' नामक पत्नीसे नरको उत्पत्ति 
हुई और कृमि नामवाली स्त्रीके गर्भसे कृमिका 
जन्म हुआ। इसी प्रकार नृगके दशा नामकी पत्नीसे 


सुब्रत और हतस जिवि उत्पन्न हुए। शिविके 
चार पुत्र हुए-पृषुदर्भ, वीरक, कैकेय और 
भक -इन चारके नासे श्रेष्ठ जनपरदोकी प्रसिद्धि 
हुई। उशीनरके पुत्र तितिक्षु हुए, तितिक्षसे 
रुषद्रथ, रुपद्रथसे पैल और पैलसे सुतपा नामक 
परकी उत्पत्ति हुई। सुतपासे महायोगी बलिका 
जन्म हुआ। बलिसे अङ्ग, बङ्ग, मुख्यक, पुण्डू 
और कलिङ्ग नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी 
"बालेय' कहलाये। बलि योगी और बलवान्‌ थे। 
अङ्गसे दधिवाहन, दधिवाहनसे राजा दिविरथ 
और दिविरथसे धर्मरथ उत्पन हुए। धर्मरथके 
प्रका जाम चित्र हुआ। चित्ररथके सत्यरथ 
और उनके पुत्र लोमपाद हुए। लोमपादका पुत्र 
चतुरङ्ग और चतुरङ्गका पुत्र पृथुलाक्ष हुआ। 
पृषुलाक्षसे चम्प, चम्पसे हर्यङ्ग और हर्यङ्से भरर 
हुआ। घट्रचके पुत्रका नाम यूहत्कर्मा था। बृहत्कर्मसे 
बृहद्भानु बृहद्‌भानुसे बृहात्पवान्‌, उनसे जयद्रथ 
और जयद्रथसे बृहद्वथक उत्पत्ति हुई। बृहद्रथ 
विश्वजित्‌ और विश्वजित्‌का पुत्र कर्ण हुआ । कर्णका 
जृषसेन और वृषसेनका पुत्र पथुसेन था। ये अङ्गवंशमे 
उत्पन्त राजा बतलाये गये। अब मुझसे पूरवंशका 
वर्णन सुनो॥ १-१७॥ 


इल प्रकार आदि आदय महारामो 'राजकशका वि” नामक 
डो खाँ सतहतरवाँ अध्याय पूरा हुआ# २७७४ 


RP 


«अध्याय २७८० 


५५९ 


म 
दो सौ अठहत्तरवाँ अध्याय 
पूरुवंशका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं वसिष्ट! पूरुसे जनमेजय 
हुए, जनमेजयसे प्राचीबान्‌ नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ प्राचौवानूसे मनस्यु और मनस्युसे राजा 
बीतमयका जन्म हुआ। वीतमयसे शुन्धु हुआ, 
खुस बहुविध नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। बहुविधसे 
संयाति और संयातिका पुत्र रहोवादी हुआ। 
रहोवादीके पुत्रका नाम भ्राश था। भद्राश्वके दस 
पुत्र हुए-ऋचेयु, कृषेयु, संनतेयु, घृतेयु, चितेयु, 
स्थण्डिलेयु, धरमु संनतेयु (दूसरा), कृतेषु और 
'मतिनार। मतिनारके तंसुरोध, प्रतिरथ और पुरस्त-- 
ये तीन पुत्र हुए। प्रतिरथसे कण्च और कण्वसे 
'मेधातिथिका जन्म हुआ तंसुरोधसे चार पुत्र उत्पन्न 
हुए, प्रवीरक, सुमन्त और यौरवर अनय | 
दुष्यन्तसे भरतका जन्म हुआ। भरत शकुन्तलाके 
महाबली पुत्र थे। राजा भरतके नामपर उनके 
वंशज क्षत्रिय ' भारत' कहलाते हैं। भरतके पुत्र 
अपनी माताओंके क्रोधसे नष्ट हो गये, तब राजाके 
यज्ञ करनेपर मरुद्गणोनि बृहस्पतिके पुत्र भरद्वाजको 
ले आकर उन्‍हें पुत्ररूपसे अर्पण किया । (भरतवंश 
“वितथ' हो रहा था, ऐसे समयमे भरद्वाज आये, 
अतः) वे 'वितथ' नामसे प्रसिद्ध हुए। वितथने 
पाँच पुत्र उत्पन किये, जिनके नाम ये है 
सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्भ तथा कपिल। इनके 
'सिवा उनसे महात्मा और सुकेतु-ये दो पुत्र और 
उत्पन्न हुए। तत्पश्चात्‌ उन्होंने कौशिक और 
गृत्सपतिको भी जन्म दिया। गृत्सपतिके अनेक 
पुत्र हुए, उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य-सभी थे। 
काश और दीर्घतमा भी उन्हीँे पुत्र थे। दोर्षतमाके 
घन्वन्तरि हुए और धन्वन्तरि पुत्र केतुमान्‌ हुआ। 
केतुमान्‌से हिमरथका जन्म हुआ, जो "दिवोदास के 


जामसे भी प्रसिद्ध हैं। दिवोदाससे प्रतर्दन तथा 
तर्दनसे भर्ग और वत्स नामक दो पुत्र हुए। 
चत्ससे अनक और अनर्कसे क्षेमककी उत्पत्ति 
डुई। क्षेमकके वर्षकेतु और वर्षकेतुके पुत्र विधु 
बतलाये गये हैं। विभुसे आनर्त और सुकुमार 
जामक पुत्र उत्पन हुए। सुकुमारसे सत्यकेतुका 
जन्म हुआ। राजा वत्ससे वत्सभूमि नामक पुत्रकी 
भो उत्पति हुई थो। वितथकुमार सुहोत्रसे बृहत्‌ 
जामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बृहते तीन पुत्र हुए-- 
अजमीद, द्विमौढ और पराक्रमी पुरुमीढ। अजमीढकी 
केशिनी नामवाली पन्नैके गर्भसे प्रतापी जहुका 
जन्म हुआ। जहुसे अजकाश्वकी उत्पत्ति हुई और 
अजकाश्रका पुत्र बलाकाश् हुआ। बलाकाश्रके 
पुत्रका नाम कुशिक हुआ। कुशिकसे गाधि उत्पन्न 
हुए. जिन्होनि इन्व प्राप्त किया था। गाधिसे 
सत्यवती नामकी कन्या और विश्वामित्र नामक 
चुत्रका जन्म हुआ। देवरात और कतिमुख आदि 
विश्वामित्रके पुष हुए। अजमौदसे शुनःशेप और 
अष्टक नामवाले अन्य पुत्रोंकी भी उत्पत्ति हुई। 
उनकी जौलिनी नामवाली पत्नीके गर्भसे एक और 
पुत्र हुआ, जिसका नाम शान्ति था। शान्तिसे 
युलुजाति,पुरुजातिसे आहाच और बहाने पाँच 
राजा उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं- 
मुकुल, सृञ्जय, राजा बृहदिषु, यवीनर और 
कृमिल।-ये “पाक्लाल' नामसे विख्यात हुए। 
सुकुलके वंशज 'मौकुल्य' कहलाये। े क्षात्रधर्मे 
युक्त ब्राह्मण हुए। मुकुलसे चञ्चाश्चका जन हुआ 
और चञ्चाश्चसे एक पुत्र और एक जुड्वी संतान 
पैदा हुईं। पत्रका नाम दिवोदास था और कन्याका 
अहल्या। अहल्याके गर्भसे शर्त (गौतम)-द्वारा 


शवानन्दकी उत्पत्ति हुई। शतानन्दसे सत्यधृक्‌ हुए।' 
सत्यभृक्से भी दो जुड़वां सन्तान पैदा हुई उनमें 
पुत्रका नाम कृप और कन्याका नाम कृषो था। 
दिवोदाससे मैत्रेय और मैतरेयसे सोमक हुए। सूये 
पञ्चधनुषकी उत्पत्ति हुई। उनके पुत्रका नाम सोमद 
था। सोमदतसे सहदेव, सहदेवसे सोमक और 
सोमकसे अन्तु हुए। जन्तुके पुत्र॒का नाम पृषत्‌ | 
हुआ। पृषतूसे हुपदका जन्म हुआ तथा हुपदका 
पुत्र पृष्टयुम्न था और पृष्टयुम्नसे धृष्टकेतुकी उत्पत्ति 
हुई। महाराज अजमौढको धूमिनी नामवली पत्नोसे 
ऋक्ष नामक पुत्र उत्पन हुआ॥ १-२५॥ 
ऋक्षे संवरण और संवरणसे कुरुका जन्म 
हुआ, जिन्होंने प्रयागसे जाकर कुरुक्षेत्र तीर्थको 
स्थापना कौ। कुरुसे सुधन्वा, सुधनु, परीक्षित्‌ 
और रिपुञ्जय--यै चार पुत्र हुए। सुधन्वासे सुहोत्र 
और सुहोत्रसे च्यवन उत्पन्न हुए। च्यवनकी पत्नी 
महारानी गिरिकाके वसुश्रेष्ठ उपरिचरके अंशसे 
सात पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं- 
बृहद्रथ, कुश, वीर, यदु, प्रत्यग्रह, बल और 
'मत्स्यकाली । राजा बृहद्वथसे कुशाग्रका जन्य हुआ। 
कुशाग्रसे वृषभकी उत्पत्ति हुई और यृषभके पुत्रका 
जाम सत्यहित हुआ । सत्यहितसे सुधन्वा, सुधन्यासे 
ऊर्ज, कर्जसे सम्भव और सम्भवसे जरासंध उत्पन 
[हुआ। जरासंधके पुत्रका नाम सहदेव था। सहदेवसे 
उदापि और उदापिसे श्रुवकर्माकी उत्पत्ति हुई। 
कुरुलन्दन परीक्षके पुत्र जनमेजय हुए। वे बढ़े 
धार्मिक थे। जनमेजयसे जसइस्युका जन्म हुआ। 
राजा अजमीढके जो जह नमवले पुत्र थे, उनके 
सुर, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन--ये चार 


पुत्र उत्पन्न हुए। परीक्षित्कुमार जनमेजयके दो 


पु और हुए--सुरथ तथा महिमान्‌। सुरधसे विदूरथ 
और विदूरथसे ऋक्ष हुए। इस वंशमें ये ऋक्ष 
जासे प्रसिद्ध द्वितीय राजा थे। इनके पुरा नाम 
मसेन हुआ। भौमसेनके पुत्र प्रतीप और प्रतीपके 


तनु हुए। शंतनुके देवापि, बाहक और सोमदत- 
ये तीन पुत्र थे। बाहिकसे सोमदत्त और सोमदत्तसे 
भूरि, भूरिश्रवा तथा शलका जन्म हुआ। शंतनुसे 
गङ्गाजीके गर्भसे भीष्म उत्पन्न हुए तथा उनकी 
काल्या (सत्यवती) नामवाली पत्रीसे विचित्रवी्वकी 
उत्पत्ति हुई। विचित्रवीर्यकी पत्नीके गर्भसे 

भृष्ट पाण्डु और विदुरको 
जन्म दिया। पाण्डुकी रानी कुन्तीके गर्भसे सुभि, 
भम और अर्जुन-ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए तथा 
उनकी मही नामवाली यहे नकुल और सहदेवका 
जन्म हुआ। पाण्डुके ये पाँच पुत्र देवताओंके 
अंशसे प्रकट हुए थे। अर्जुनके परका नाम अभिमन्यु 
दा च सुभद्ाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। अभिमन्यसे 
राजा परीक्षितका जन्म हुआ। द्रौपदी पाँचों 
चाण्डबॉकी पत्नी थी। उसके गर्भसे युषे 
तिव, भीमसेने सुतसोम, अर्जुनसे श्रुतकीर्ि, 
सहदेवे तरमा और नकुलसे शतानीककी उत्पति 
हुई। भीमसेनका एक दूसरा पुत्र भी था, जो 
हिडिम्बाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। उसका नाम 
था घटोत्कच। ये भूतकालके राजा हैं। भविष्य 
भी बहुत-से राजा होंगे, जिनकी कोई गणना नहीं 
हो सकती। सभी समयानुसार कालके गालमें चले 
जाते हैं। विप्रवर! काल भगवान्‌ विष्णुका ही 
स्वरूप है, अत: उन्होंका पूजन करना चाहिये। 
उन्हे उददेश्यसे अग्रिमें हवन करो; क्योंकि वे 
भगवान्‌ ही सब कुछ देनेवाले हैं॥ २६--४१॥ 


इल उकार आदि आग्रेय महतामे कृ्यलका वर्न” नामक 
दो साँ अउहतरवाँ अध्याय पूरा हुआ २७८॥ 
वविता 


4 अध्याय २७९५ 


सा नन क त न 


५ 


दो सौ उनासीवाँ अध्याय! 
सिद्ध ओषधियोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ट! अब मैं आयुर्वेदका 
वर्णन करूँगा, जिसे भगवान्‌ धन्वन्तरिने सुख्नुतसे 
कहा था। यह आयुर्वेदका सार है और अपने 
प्रयोगो मृतकको भी जीवन प्रदान करनेवाला 
है॥१॥ 

सुश्ुतने कहा--भगवन्‌! मुझे मनष्य, घोड़े 
और हाथीके रोगॉंका नाश करनेवाले आयुर्वेद- 
शास्त्रका उपदेश कौजिये। साथ ही सिद्ध यगो, 
सिद्ध मन्त्रों और मृतसंजीवनकारक औषधोंका 
भी वर्णन कौजिये॥ २॥ 

धन्वन्तरि योले-- सुश्रुत! वैद्य ज्वराक्रान्त 
व्यक्तिके बलकी रक्षा करते हुए, अर्थात्‌ उसके 
बलपर ध्यान रखते हुए लङ्न (उपवास) करावे। 
तदनन्तर उसे सोठसे युक्त लाल मण्ड (धानके 
लावेका माँ) तथा नागरमोथा, पित्तपापडा, 
'खस, लालचन्दन, सुगन्धबाला और सॉठके साथ 
शृत (अर्थपक्य) जलको प्यास और ज्यरकौ शान्तिके 
लिये दे। छ:' दिन बीत जानेके बाद चिरायता- 
जैसे द्रव्यॉका काका अवश्य दे॥ ३-४॥ 

ज्वर निकालनेके लिये (आवश्यकता हो तो) 
स्नेहन (पसीना) करावे। रोगीके दोष (वातादि) 
जब शान्त हो जाईयँ, तब विरेचन-दव्य देकर 
'विरेचन कराना चाहिये। साठी, तिनी, लाल अगहनी 
और प्रमोदक (धान्यबिशेष)-के तथा ऐसे ही 
अन्य धान्योकि भी पुराने चावल च्चरमें (ज्वस्कालमें 
'मण्ड आदिके लिये) हितकर होते हैं। यवके बने 
(बिना भूसीके) पदार्थ भी लाभदायक हैं। मूँग, 


मसूद चना, कुलथी, मोठ, अरहर, खेखशा, कायफर, 
उत्तम फलके सहित परवल, नीमकी छाल, 
पित्तपापडा एवं अनार भी ज्यरमें हितकाएक 
होते हैं ॥५-७॥ 

कषित नामक रोग यदि अधोग (नीचेकी 
गतिवाला) हो तो वमन हितकर होता है तथा 
ऊर्ध्वग (ऊपरको ओर गतिवाला) हो तो विरेचन 
लाभदायक होता है। इसमें बिना सॉठके 
गङ्ग (मुस्तपर्षटकोशीरचन्दनोदीच्य--नागरमोधा, 
पित्तपापड़ा, खस, चन्दन एवं सुगन्धबाला) -से 
बना क्वाथ देना चाहिये। इस रोगमें (जौका) सत्तू, 
गेहूँका आटा, धानका लावा, जौके बने विभिन 
पदार्थ, अगहनी धानका चावल, मसूए मोठ, चना 
और मूँग खानेयोग्य हैं। घ एवं दूधे तैयार किये 
गये हके पदार्--दलिया, हलुवा आदि भी लाभका! 
होते हैं। बलवर्धक रस तथा छोटी मक्खियोंका मधु 
भी हितकर होता है। अतिसारमें पुराना अगहनीका 
चावल लाभदायक होता है॥८--१०॥ 

गुल्परोगमें जो आन कफकारक न हो तथा 
पठानी लोधकी छालके क्वाथसे सिद्ध किया गया 
हो, वही देना चाहिये। उस रोगमें बायुकारक 
अन्नको त्याग दे एवं वायुसे रोगीको बचाये। 
योगको मिटानेके लिये यह प्रयत्न सर्वथा करयोग्य 
है॥११॥ 

उदर-रोगमं दूधके साथ आटी खाय। घौसे 
पाया हुआ बचुवा, गेहूँ, अगहनी चावल तथा 
तिर औषध उदर-रोगियोकि लिये हितकर हैं॥ १२॥ 


१, सो खो उसे अध्यान बधक अचा आदु्ेदका फकरा आय होला है। सका संसोधन बसे ससल बि. बि 
आु्कदधनयलारि 


'वाराणसी आवु्बेदविधागके प्राध्यापक आचार्य पं» नमो किया है। आप सुड 
शोसत्यनारयणजी 


स्के शिष्य हैं। 


((वरिषकावल्था) हो आद, तथ तिक (चिका आहि) दे। 
362 अग्नि पुराण १९ 


नव प 


हित उपलक्षणमात है। जवतक ज्यो स (अर्वस) रह, तबतक प्रा करके जब उसको तिरामता 


गेहूँ, चावल, मूँ, पलाशबीज, खैर, हर, 
पञ्चकोल (पिप्पली, पीपलामूल, चाभ, चिता, 
सोड), जांगल-रस, नोमका पञ्चाङ्ग (फूल, पत्ती, 
फल, छाल एनं मूल), आँवला, परवल, बिजौरा 
जीबूका रस्‌, काला या सफेद जीरा, (पाठान्तरके 
अनुसार चमेलीकी पत्ती), सूखी मूली तथा सँधा 
जमक--ये कुष्ठ रोगियोंके लिये हितकारक हैं 
पीनेके लिये खदिरोदक (खैर मिलाकर तैयार 
किया गया जल) प्रशस्त माना गया है। पेया 
नेक लिये मसू एवं मका प्रयोग होना चाहिये। 
खानेके लिये पुराने चावलका उपयोग उचित है। 
नौम तथा पित्तपापडाका शाक और जांगल-रस-- 
ये सब कुमे हितकर होते हैं। बायबिङङ्ग, काली 
मिर्च, मोथा, कूट, पठानी लोष, हुरहुर, मैनसिल 
तथा वच -इरें गोमू पौसकर लगानेसे कुखरोगका 
जाश होता है॥ १३--१६॥ 

अमेहके रोगियोंके लये पूआ, कूट, कुल्माष 
(सुरी) और जौ आदि लाभदायक हैं। जौके 
जने भोज्य पदार्थ, मग, कुलथी, पुराना अगहनीका 
चावल, तिक्त-रुक्ष एवं तिक्त हरे शाक हितकर 
हैं। तिल, सहजन, बहेड़ा और इंगुदीके तेल भी 
लाभदायक हैं ॥ १७-१८॥ 

मूँग, जौ, गेहूँ, एक वर्षतक रखे हुए पुराने 
धानका चावल तथा जांगल-रस--ये राजयक्ष्माके | 
रोगियोंके भोजनके लिये प्रशस्त हैं ॥१९॥ 

श्वास-कास (दमा और खाँसी)- के रोगियोँको 
कुलथी, मूँग, रासना, सूखी मूली, मूँगका पूआ, 
दही और अनारके रससे सिद्ध किये गये विष्किर, 
जांगल-रस, बिजौरेका रस, मधु, दाख और व्योष 
(सॉठ, मिर्च, पीपल)-से संस्कृत जौ, गेहूँ और 
चावल खिलाये। दशमूल, बला (बरियार या 
खरेटी), राख्ता और कुलथीसे बनाये गये तथा 
पूपरससे युक्त क्राथ श्वास और हिचकीका कष्ट 


दूर करेवाले हैं॥ २०-२२॥ 

सूखो मूली, कुलथी, मूल (दशमूल), जांगल- 
रस, पुराना जौ, गेहूँ और चावल खसके साथ 
लेना चाहिवे। इससे भी श्वास और कासका नाश 
होता है। शोधमें गुड़सहित हरें या गुड्सहित सॉठ 
खानी चाहिवे। चित्रक तथा मद्ठा-दोनों ग्रहणी 
रोगके नाशक है॥ २३-२४॥ 

निरन्तर बातरोगसे पीड़ित रहनेबालोके लिये 
पुरा जौ, गेहूँ, चावल, जांगल-रस, मँ, ऑवला, 
खजूर, मुवक्का, छोटी बेर, मधु, घी, दूध, शक्र 
(इन्व), नौम, पित्तपापड़ा, वृष (यलकारक 
ल्य) तथा तक्रारिष्ट हितकर हैं॥ २५-२६॥ 

इदयके रोगी विरेचन-योग्य होते हैं अर्थात्‌ 
उनका विरेचन कराना चाहिये। हिचकौवालोके 
लिये पिप्पली हितकर है। छाछ-आरनाल, सीधु 
तथा मोती ठंडे जलसे लें। यह हिक्का (हिचकी) 
रोगोमे विशेष लाभप्रद है॥ २७॥ 

मदात्यय-रोगमें मोती, नमकयुक्त जीरा तथा 
अधु हितकर हैं। उरक्षत रोगी मधु और दूधसे 
लाहको लेवे। मांस-रस (जटामांसीके रस)-के 
आहार और अप्रिसंरक्षण (बुधुक्षा-वर्द्ध भोगों)- 
से क्षयको जौते। क्षयरोगीके लिये भोजनमें लाल 
अगहनी धानका चावल, नीवार, कलम (रोपा 
धान) आदि हितकारी हँ॥ २८-२९॥ 

अर्श (बवासीर)-में यवान्त-विकृति, नीम, 
मांस (जटामांसी), शाक, संचर नमक, कचूर, 
ह, माड तथा जल मिलाया हुआ मट्ठा हितकारक 
है॥३०॥ 

मूत्रकृच्छुमें मोधा, हल्दीके साथ चित्रकका 
लेप, यवान-विकृति, शालिधान्य, बथुआ, सुवर्चल 
(संचर नमक), त्रपु (लाह), दूध, ईखके रस 
और घोसे युक्त गेहू--ये खानेके लिये लाभकारी 
हैं तथा पीनेके लिये मण्ड और सुरा आदि देने 


७ अध्याय २७९० 


ति म रने 


चाहिये॥ ३१-३२॥ 

छर्दि (कै, वमन)-के लिये लाजा (लावा), 
सत, मधु, परूषक (फालसा), बैगनका भर्ता, 
'शिखि-पंख (मोरकी पाँख) तथा पानक (विशेष 
प्रकारका पेय) लाभदायक है॥३३॥ 

अगहनीके चावलका जल, गरम या शीत- 
गरम दूध तृष्णाका नाशक है। मोथा और गुड़से 
नी हुई गुटिका (गोली) मुखमें रखो जाय तो 
'तृष्णानाशक है। यवान्त-विकृति, पूप (पूआ), सूखी 
मूली, परवलका शाक, वार (बते अग्रभागका 
जरम हिस्सा) और करेल ऊरुस्तम्भ (जॉधके 
जकडे) -का विनाशक है। विसर्पी (फोड़े-फुंसो 
आदिके रूपें सारे शरीरमें फैलनेवाले रोगका 
रोगी) मूँग, अरहर, मसूरके यूष, तिलयुक्त जांगल- 
रस, सँधा नमकसहित घूत, दख, सॉठ, ऑवला 
और उन्नावके यूषके साथ पुराने गेहूँ,जौ और 
अगहनी धानके चावल आदि अनका सेवन करे 
तथा चीनीके साथ मधु, मुनकका एवं अनारसे 
बना जल पीये ॥ ३४--३७॥ 

जातरकके रोगीके लिये लाल साठीका चावल, 
गेहुँ, यव, मूँ आदि हलका अन देवे। काकमाची 
(काली मकोय), व्र, बथुआ, सुवर्चला आदि 
शाक देवे। मधु और मित्रोसहित जल पिलावे। 
जासिकाके रोगों दूर्वासे सिद्ध भूत लाभदायक 
है। आँवलेके रससे या भङ्गराजके रससे सिद्ध 
किये हुए तेलका नस्य दिया जाय तो वह सिरके 
समस्त कृमरोगमें लाभप्रद है॥ ३८-४० ॥ 

विप्रवर! शीतल जलके साथ लिया गया अपान 
और तिलॉका भक्षण दतॉको मजबूत बनानेवाला 
तथा परम तृष्तिकाएक है। तिलके तेलसे किया 
गया कुल्ला दाँतोंको अधिक मजबूत करनेवाला 
है। सब प्रकारके कृमियोंके नाशके लिये वायविडंगका 
चूर्ण तथा गोमूत्रका प्रयोग करे। आँवलेको चीमें 


पीसकर यदि उसका सिरपर लेपन किया जाय तो 
वह शिरोरोगके नाशके लिये उत्तम माना गया है। 
चिकना और गरम भोजन भी इसके लिये हितकर 
होता है॥ ४१-४३॥ 

द्विजोतम! कानमे दर्द हो तो बकरेके मूत्र 
तथा तेलसे कानोंको भर देना उत्तम है। यह 
कर्णशूलका नाश करनेवाला है। सब प्रकारके 
'सिरके भी इस रोगमें लाभदायक हैं। गिरिमृत्तिका 
(पहाड़ी मिट्टी), सफेद चन्दन, लाख, 
मालतीकलिका (चमेलीकी कली) सबको पीसकर 
बनायी हुई बली उर:क्षत तथा शुक्र-दोषोंको नष्ट 
करती है। व्योष (सॉठ, काली मिचं, पीपल) 
और त्रिफला (ऑवला, हर्रा, बहेडा) तथा तृतिय 
थोड़ा जल मिलाकर आँखमें डाले। यह और 
रसाञ्जन (रसोत) भौ आँखके सब रोगोंका नाश 
करनेवाला है। लोध, काँजी और सेधा नमकको 
चौमें भूनकर शिलापर पीसकर आँखोंपर लेप 
करतलेसे सब प्रकारके नेत्र-रोगोमि लाभ होता है। 
आशच्योतन (आसू गिरना) तो बंद ही हो जाता 
है। गिरिमृत्तिका और सफेद चन्दनका बाहरी लेप 
आँखोँको लाभ पहुँचाता है तथा नेत्र-रोगेकि नाशके 
लिये त्रिफलाका सदा सेवन करे (उसके जलसे 
आँखोँको धोना उत्तम माना गया है।) ॥ ४४-४८ ॥ 

दीर्घजीवी होनेकी इच्छावालेको रातमें त्रिफला 
चूत-मधुके साथ खाना चाहिये। शतावरी-रसमें 
सिद्ध दूध तथा घी वृष्य है (बलकारक एवं 
आयुवर्धक है)। कलम्बिका (करमीका शाक) 
और उड़द भी वृष्य होते हैं। दूध एवं घृत भी 
बृष्य हैं। पूर्ववत्‌ मुलहठीके सहित त्रिफला 
आयुको बढ़ानेवाली है। महुवाके फूलके रसके 
साथ त्रिफला ली जाय तो वह बुढापाके चिह- 
चुरी पड़ने और बालोके पकने-गिरने आदिका 
निवारण करती है॥४९-५२३॥ 


किपर! वचसे सिद्ध भत भूतदोषका नाश 
कसेवाला है। उसका कव्य बुद्धिको देनेवाला 
तथा सम्पूर्ण मनोरथोंको सिद्ध साला है। खटके 
(पत्थरपर पीसे हुए) कल्कसे सिद्ध द्वा 
बनाया हुआ अञ्जन नेत्रोंके लिये हितकारी है। 
रखा या सहचरी (झिण्टी)-से सिद्ध तैल वात- 
रोगियोंके लिये हितकर है। जो अन्न स्लेष्माकारी 
न हो, वह व्रणरगोमे श्े्ठ माना गया है। सकुपिण्डी 
तथा आमड़ा पाचनके लिये श्रेष्ठ हँ। नौमका चूर्ण 
चावके भेदन (फोड़ने)-में तथा रोपण (घाव 
भरने)-मै श्रेष्ठ ै। उसी प्रकार सूच्युपचार (सूचौ- 
कर्म) भी ब्रणको फोड़ने या बहानेमें सहायक हैं। 
चलिकर्मविशेषसे सूतिकाको लाभ होता है तथा 
रक्षा-कर्म प्राणियोंके लिये सदा हित करनेवाला 
है। नीमके पत्तोंको खाना साँपसे डँसे हुएकी दवा 
है। (पीसकर लगाया हुआ) पताल नौमका पत्ता, 
पुराना तैल अधवा पुराना घी केशके लिये हितकर 
होते हैं ॥५१-५६॥ 

'जिसे बिच्छूने काटा हो, उसके लिये मोरपंख 
और घृतका धूम लाभदायक है। अथवा आकके 


दुधसे पीसे हुए पलाशवीजका लेप केसे बिच्छूका 
जहर उतर जाता है। बिच्छूके काटे हुएको पीपल 
या बड़ी हरड़ जायफलके साथ पिलाये। आकका 
दूष, तिल, तैल, पलल और गुड़-इनको समान 
माताम लेकर पिलानेसे कुत्तेका भयंकर विष शीघ्र 
हो दूर होता है। चौराईका मूल और निशोथ 
समान मात्रे घीके साथ पीनेसे मनुष्य अतिबलवान्‌ 
सर्पविष और कीटोकि विषोपर भी शीघ्र ही काबू 
पा लेता है। श्वेत चन्दन, पदाख, कूठ, लताम्बु 
(जूहीका पानी), उशीर (खस), पाटला, निर्गुण्डी, 
रिवा, सेलु (सेरुकी)--यै मकड़ीके विषका नाश 
करनेवाले औषध हैं। द्विजश्रे्ठ| गुड्सहित सॉंठ 
'शिरोविरेचनके लिये हितकारक हैं॥५७--६१॥ 

खेहपानमें तथा वस्तिकर्ममें तैल और घृत 
सर्वोत्तम है। आग्नि पसौना करानेमें तथा शीतजल 
स्तम्भनमें श्रेष्ठ हैं। इसमें संशय नहीं कि निशोध 
रैचनमें श्रेष्ठ है और मैनफल वमनमें। वस्ति, 
विरेचन एवं वमन, वैल, घृत एवं मधु-ये तीन 
क्रमशः वात, पित्त एवं कफके परम औषध 
ह॥६२-६३॥ 


इस प्रकार आहि आहेव महसुराचमें “द्ध ओषणियोका कर्ण नमक 
को सा उनासौका अध्याय पूर हुआ २०९॥ 
Sm 


दो सौ अस्सीवाँ अध्याय 
सर्वरोगहर औषधोंका वर्णन 


भगवान्‌ धन्वन्तरि कहते हैं-- सुश्रुत! शारीर, 
मानस, आगन्तुक और सहज--ये चार प्रकारकी 
व्याधियाँ हैं। ज्वर और कुष्ठ आदि 'शारीर' रोग 
हैं, क्रोध आदि “मानस रोग हैं, चोट आदिसे 
उत्पन्न रोग 'आगन्तुक' कहे जाते हैं तथा भूख; 
चुढ़ापा आदि 'सहज' (स्वाभाविक) रोग हैं।| 
"शारीर' तथा 'आगन्तुक' व्याधिके नाशके लिये 


रविवारको ब्राह्मणकी पूजा करके उसे घृत, गुड़, 


नमक और सुवर्णका दान करे। जो सोमवारको 
जाहाणके लिये उबटन देता है, वह सब रोगोसे 
छूट जाता है। शनिवारको तैलका दान करे। 
आशिनके महीनेमें गोरस-गायका घी, दूध और 
दही तथा आन देनेवाला सब रोगोंसे छुटकारा पा 
जाता है। घृत तथा दूधसे शिवलिङ्गको स्नान 
करानेसे मनुष्य रोगहीन हो जाता है। त्रिमधुर 
(रक, गुड़, मधु)-में डुबायी हुई दूर्वाका 


«अब्यय २८०० 


५६५ 


ममननम 


गायत्री-मन्त्रसे हवन करनेपर मनुष्य सब रोगोंसे 
छूट जाता है। जिस नक्षत्रमे रोग पैदा हो, उसी 
शुभ नकम खान करे तथा बलि दे। भगवान्‌ 
विष्णुका स्तोत्र 'मानस-रोग' आदिको हर लेनेवाला 
है। अब वात, पित्त एवं कफ--इन दोषोंका तथा 
रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि 
धातुका वर्णन सुनो ॥ १-६॥ 

सुश्रुत! खाया हुआ अन्न पक्काशयसे दो 
भागोंमें विभक्त हो जाता है। एक अंशसे वह किट्ट 
होता है और दूसरे अंशसे रस। किट्टभाग मल है, 
जो विदा, मूत्र तथा स्वेदरूपमें परिणत होता है। 
वही नेत्रमल, नासामल, कर्णमल तथा देहमल 
'कहलाता है। रस अपने समस्त भागसे रुधिरे 
परिणत हो जाता है। रुधिरसे मांस, मांससे मेद, 
मेदसे अस्थि, अस्थिसे मज्जा, मण्जासे शुक्र, 
शुक्रसे राग (रंग या वर्ण) तथा ओजस्‌ उत्पन 
होता है। चिकित्सकको चाहिये कि देश,काल, 
पीड़ा, बल, शक्ति, प्रकृति तथा भेषजके बलको 
समझकर तदनुकूल चिकित्सा करे। औषध प्रारम्भ 
कलेमें रिक्ता (४,९,१४) तिथि, भौमवार एवं 
मनद, दारुण तथा उग्र नक्षत्रको त्याग देवे। विष्णु, 
गौ, ब्राह्मण, चन्द्रमा, सूर्य आदि देवॉकी पूजा 
क्के रोगीके उद्देश्यसे निम्माङ्कित मन्त्रा उच्चारण 
करते हुए औषध प्रारम्भ करे--॥७-१२॥ 

अहादक्षाखिरुहेनद्भूचन्द्राकानिलानलाः । 


“बरह्म, दक्ष, अश्विनीकुमार, रुद्र, इन्द्र, भूमि, 
चन्द्रमा, सूर्य, अनिल, अनल, ऋषि, ओषधिसमूह 
तथा भूतसमुदाय-ये तुम्हारी रक्षा करें। जैसे 
ऋषियोंके लिये रसायन, देवताओंके लिये अमूत 
तथा श्रेष्ठ नागोंके लिये सुधा ही उत्तम एवं 


जुणकारी है, उसी प्रकार यह औषध तुम्हारे लिये 
आरोग्यकारक एवं प्राणरक्षक हो'॥ १३-१४॥ 

देश-- बहुत वृक्ष तथा अधिक जलवाला देश 
अनूप" कहलाता है । वह वात और कफ उत्पन 
'करनेवाला होता है। जांगल देश 'अनूप' देशके 
गुण-प्रभावसे रहित होता है। थोड़े वृक्ष तथा थोड़े 
जलवाला देश 'साधारण' कहा जाता है। जांगल 
देश अधिक पित्त उत्पन्न करनेवाला तथा साधारण 
देश मध्यमपित्तका उत्पादक है ॥ १५-१६॥ 

खात, पित्त, कफके लक्षण--वायु रूक्ष, 
शीत तथा चल है। पित्त उष्ण है तथा कुतर 
(सॉठ, मिर्च, पीपली)पित्तकर हैं। कफ स्थिर, 
अम्ल, खिण्ध तथा मधुर है। समान वस्तुओंके 
अयोगसे इनकी वृद्धि तथा असमान वस्तुओकि 
परवोगसे हानि होती है। मधुर, अम्ल एवं लवण 
रस कफकारक तथा खायुनाशक हैं। कटु, तिक्त 
एवं कषाय रस वायुकी वृद्धि करते हैं तथा 
कफनाशक हैं। इसी तरह कटु, अम्ल तथा लवण 
रस पित्त बढ्नेवाले हैं। तिक्त, स्वादु (मधुर) 
तथा कषाय रस पिताक होते हैं। यह गुण या 
प्रभाव रसका नहीं, उसके विषाकका माना गया 
है। उष्णवीर्य कफनाशक तथा शौतबीर्य पित्तनाशक 
होते हैं। सुब्रत! ये सब प्रभावसे ही वसा कार्य 
कसो हैं॥ १७-२१॥ 

शिशिर, वसन्त तथा शरदे क्रमशः कफके 
चय, प्रकोप तथा प्रशमन बताये गये हैं। अर्थात्‌ 
'कफका चय शिशिर-ऋतुमें, प्रकोप बसन्त-अतुरमे 
तया प्रशमन ग्रीष्प-ऋतुमें होता है । सुश्रुत! वायुका 
संचय ग्रीष्में, प्रकोप वर्षा तथा रात्रिमें और 
शमन शरदूमें कहा गया है। इसी प्रकार पित्तका 
संचय वि, प्रकोप शर्म तथा शामन हेमनतमें 
कहा गया है। वर्षासे हेमन्तपर्यन्त (वर्षा, शरद्‌, 
हेमन्त--ये) तीन ऋतुएँ 'विसर्ग-काल' कही 


2 असतपुणण 


गस्ससमसससरससम्यययरर्म्मस्स 


गयी हैं तथा शिशिरसे प्रीष्पपर्य्त तीन 
ऋतुओंको (औषध लेनेके निमित्त) 'आदान 
(काल) ' कहा गया है। विसर्ग-कालको “सौम्य” 
और आदानकालको 'आप्रेय' कहा गया है। वर्षा 
आदि तीन ऋतुओंमें चलता हुआ चन्द्रमा ओषधयो | 
क्रमशः अम्ल, लवण तथा मधुर रसॉको उत्पन 
करता है। शिशिर आदि तीन ऋतुओमें विचरता 
हुआ सूर्य क्रमश: तिक्त, कषाय तथा कटु रसॉको 
बढ़ाता है। राते ज्यॉ-ज्यों बढ़ती हैं, त्यो-त्यो 
ओषधियोंका बल बढ़ता है॥ २२-२८॥ 

जैसे-जैसे राते घटती हैं, वैसे-वैसे मनुष्योंका 
बल क्रमशः घटता है। रातमें, दिनमें तथा 
भोजनके बाद, आयुके आदि, मध्य और अवसान- 
कालमें कफ, पित्त एवं वायु प्रकुपित होते हैं। 
प्रकोपके आदिकालमें इनका संचय होता है तथा 
प्रकोपके बाद इनका शमन कहा गया है। 
विप्रवर! अधिक भोजन और अधिक उपवाससे 
तथा मल-मूत्र आदिके वेगोंको रोकनेसे सभी रोग 
उत्पन होते हैं। इसलिये पेटके दो भागोंको 
अनसे तथा एक भागको जलसे पूरा करे। अवशिष्ट 
एक भागको वायु आदिके संचरणके लिये रि 
रखे। व्याधिका निदान तथा विपरीत औषध 
करना चाहिये, इन सबका सार यही है, जो मैंने 
बतलाया है॥ २९-३३ १॥ 

जाभिके ऊपर पित्तका स्थान है तथा नौचे 
णी एवं गुदाको वातका स्थान कहा गया है। 
तथापि ये सभी समस्त शरीरें घूमते हैं। उनमें 
भी वायु विशेषरूपसे सम्पूर्ण शरीरे संचरण 
करती है। (इस विषयका सुस्पष्ट वर्णन सुश्रु 
इस प्रकार है--दोषस्थानान्यत ऊर्ध्व यक्यामः। 
तत्र समासेन यातः श्रोणिगुदसंश्रय:, तदुपर्ययो 
नाभेः पक्काशयः, पक्रामाशयमव्य पित्तस्य, 
आमाशयः श्लेष्मणः । (सुब्रत, सूरस्थान अध्याय 


२१, सूत्र) “इसके बाद दोषोंके स्थानॉंका वर्णन 
करूँगा--उनमें संक्षेपसे (रहस्य यह है कि) 
वायुका स्थान श्रोणि एवं गुदा है, उसके ऊपर एवं 
नाभि (गरहणी)-के नीचे पक्राशय है, पक्काशय 
एवं आमाशयके मध्यमें पत्ता स्थन है। श्लेष्माका 
स्थान आमाशय है') ॥ ३४-३५॥ 

देहके मध्यमें हृदय है, जो मनका स्थान है। 
जो स्वभावतः दुर्बल, थोड़े बालवाला, चञ्चल, 
अधिक बोलनेवाला तथा विषमानल है-जिसकी 
जठराम्रि कभी ठीकसे पाचनक्रिया करती है, 
कभी नहीं करती तथा जो स्वप्रमें आकाशमें उड्नेवाला 
है, वह वात प्रकृतिका मनुष्य है। समय (अवस्था)- 
से पूर्व हौ जिसके बाल पकने-झरने लगे, जो 
क्रोधी हो, जिसे पसीना अधिक होता हो, जो 
औठी वस्तुएँ खाना पसंद करता हो और स्वप्रे 
अग्निको देखनेवाला हो, वह पित्त प्रकृतिका है। 
जो दृढ़ अङगवाला, स्थिरचित, सुन्दर, कान्तियुक्त, 
चिकने केश तथा स्वप्रमें स्वच्छ जलको देखनेवाला 
है, वह कफ प्रकृतिवाला मनुष्य कहा जाता है। 
इसी प्रकार तामस, राजस तथा सात्विक-तीन 
प्रकारके मनुष्य होते हैं॥ ३६-३९॥ 

सुनिश्रेष्! सभी मनुष्य वात, पित्त और 
कफवाले हैं। मैथुनसे और भारी काममें लगे 
रहनेसे रक्तपित्त होता है। कदन्नके भोजनसे तथा 
शोकसे वायु कुपित होती है। द्विजोत्तम! जलन 
नदा करनेवाले पदार्थों तथा कटु, तिक्त, कषायरससे 
युक्त पदार्थोके सेवनसे, मार्गमे चलनेसे तथा भयसे 
पित्त प्रकुपित होता है। अधिक जल पौनेवालों, 
भारी अन्न भोजन करेवालों, खाकर तुरंत सो 
जानेवालों तथा आलसियॉका कफ प्रकुपित होता 
है। उत्पन्न हुए वातादि रोगोंको लक्षणोंसे जानकर 
उनका शामन करे ॥४० --४३॥ 

अस्थिभङ्ग (हड्डियोका टूटना या व्यथित 


«अध्याय २८१५ 


होना), मुखका कसैला स्वाद होना, मुँह सूखना, 
जैँभाई आना तथा रोएँ खड़े हो जाना--ये वायुजनित 
रोगके लक्षण हैं। नाखून, आँखें एवं नस-नाड़ियोंका 
पीला हो जाना, मुखमें कडुवापन प्रतीत होना, 
प्यास लगना तथा शरीरमें दाह या गर्मी मालूम 

होना-ये पिततव्याधिके लक्षण हैं॥४४-४५॥ 
आलस्य, प्रसेक ( मुँहमें पानी आना), भारीपन, 
मुँहका मीठा होना, उष्णकी अभिलाषा ( धूपमें या 
आगके पास बैठनेकी इच्छा होना या उष्णपदार्थोको 
इस परकार आदि आप्रेय महापुतपर्नं 


हो खानेकी कामना)-ये कफज व्याधिके लक्षण 
हैं। खिग्ध और गरम-गरम भोजन करनेसे, 
तेलकी मालिशसे तथा तैल-पान आदिसे वातरोगका 
निवारण होता है। घौ, दूध, मिश्री आदि एवं 
चन्द्रमाकी किरण आदि पित्तको दूर करता है। 
शहदके साथ त्रिफलाका तैल लेने तथा व्यायाम 
आदिसे कफका शमन होता है। सब रोगॉंकी 
शान्तिके लिये भगवान्‌ विष्णुका ध्यान एवं पूजन 
सोम औषध है॥ ४६--४८॥ 

“सर्वतेगहर ओषधियोका वर्ण" नामक 


हो सौ अस्सीका अध्याय पूरा हुआ# २८०४ 
ति ली 


दो सौ इक्यासीवाँ अध्याय 
रस आदिके लक्षण” 


भगवान्‌ धन्वन्तरिने कहा--सुशुत! अब 
मैं ओषधियोंके रस आदिके लक्षणों और 
गुणोंका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। जो 
ओषधियोंके रस, बीर्य और विपाकको जानता 
है, बही चिकित्सक राजा आदिकी रक्षा कर 
सकता है॥ १॥ 

महाबाहो! मधुर, अम्ल और लवण रस 
चन्द्रमासे उत्पन कहे गये हँ। कडु, तिक्त एवं 
कषाय रस अग्निसे उत्पन माने गये हैं। द्रव्यका 
विपाक तीन प्रकारका होता है--कड़, अम्ल और 
'लवणरूप। वीर्य दो प्रकारके कहे गये हँ-शीत 
और उष्ण । द्विजोत्तम! ओषधियोंका प्रभाव अकथनीय 
है। मधुर, तिक्त और कषायरस 'शीतवीर्य' कहे 
गये हैं एवं शेष रस “डष्णवीरय' माने गये हैं; किंतु 
गुड्ची (गिलोय) तिक्तरसवाली होनेपर भी 
अत्यन्त वर्प होनेसे उष्ण है ॥ २--५॥ 


मानद! इसी प्रकार हरड़ कषायरससे युक्त 
होनेपर भी “उच्णवीर्य' होती है तथा मांस 
(जटामांसी) मधुरुससे युक्त होनेपर भी ' उष्णवीर्य' 
हो कहा गया है। लवण और मधुर-ये दोनों रस 
विपाके मधुर माने गये हुँ। अग्लोष्णका विपाक 
भी मधुर होता है। शेष रस विपाके कटु हैं। 
इसमें संशय नहीँ है कि विशेष वीर्ययुक्त द्रव्यके 
विपाकमें उसके प्रभावके कारण विपरीतता भी 
हो जाती है; क्योंकि शहद मधुर होनेपर भी 
विपाकमें कटू माना गया है॥६-८॥ 

डव्यसे सोलहगुना जल लेकर क्राथ करे। 
र्षि ्रब्यसे चारगुना जल शेष रहनेपर (क्वाथको) 
'छानकर पीवे। यह क्वाथके निर्माणकी विधि है। 
जहाँ क्वाथकी विधि न बतलायी गयी हो, वहाँ 
इसौको प्रमाण जानना चाहिये॥९॥ 

स्नेह (तैल या घृत) पाककी विधिमें ख्नेहसे 


2 रो सो सोत अध्यय कथित रछ कोद, विक एव वका वर्णन विस ससित माके ४० एव 
अर चे अधा तथा 'चरकसाँहिता के सुतस्थानके २६ चे अ ै। तुर हौ यहाँका वर्णन है। 


चौगुना' कषाय (कथित द्रव्य) अथवा बराबर- | द्रव्य” समानगुणवुक्त होनेपर शरीरकी वृद्धि करते 
बराबर तैल एवं विभिन्न द्रव्योंके क्लाथ लेने | हैं और इसके विपरीत होनेपर क्षयकारक होते 
चाहिये। तैलका परिपाक तब समझना चाहिये, | हैं। नर्र! इस शीरं तीन प्रकारके उपस्तम्भ 
जब कि उसमें डाली हुई ओषधियाँ उफनते | (खंभे) कहे गये हैं--आहार, मैथुन और निद्रा 


हुए तैलमें गलकर ऐसी हो जायें, कि उन्हें 
उंडा करके यदि हाथपर रणड़ा जाय तो उनकी 
बत्ती-सी बन जाय। विशेष बात यह है कि उस | 
बत्तीका सम्बन्ध आग्रिसे किया जाय तो 
चिड़चिड़ाहटकी प्रतीति न हो, तब सिद्धतैल | 
मानना चाहिये॥ १०-११३॥ 

सुश्रुत! लेहा (चाटनेयोग्य) औषषद्रव्योपे भी 
इसीके समान प्रक्षेप आदि होते हैं। निर्मल तथा 
उचित औषध-प्रक्षेपद्वारा निर्मित क्राथ उत्तम होता 
है (तथा उसका प्रयोग लेह्य आदिमें करना 
चाहिये) । चूर्णकी मात्रा एक अक्ष (तोला) और 
क्राथकी मात्रा चार पल' है। यह मध्यम मात्रा 
(साधारण मात्रा) बतलायी गयी है। वैसे मात्राका 
परिमाण कोई निश्चित परिमाण नहीँ है। महाभाग! 
रोगीकी अवस्था, बल, अग्रि, देश, काल, द्रव्य 
और रोगका विचार करके मात्राकी कल्पना होती 
है। उसमें सौम्य रसोंको प्राय: धातुवर्द्धध जानना 
चाहिये॥ १२-१५॥ 

मधुर रस तो विशेषतया शरीरके धातुऑंकी 
वृद्धिके लिये जानना चाहिये। दोष, धातु और 


मनुष्य इनके प्रति सदा सावधानी रखे। इनके 
पूर्णतया परित्याग या अत्यन्त सेवनसे शरीर 
क्षयको प्राप्त होता है। कृश शरीरका “बूंहण' 
(पोषण), स्थूल शरीरका “कर्षण' और मध्यम 
शरीरका 'रक्षण' करना चाहिये। ये शरीरके तीन 
भेद माने गये हैं। “तर्षण' और 'अतर्पण'-इस 
प्रकार आहारादि उपक्रमोके दो भेद होते हं 
मनुष्यको सदा ' हिताशी' होना चाहिये (हितकारी 
पदायाँको ही खाना चाहिये) और 'मिताशी' 
बनना चाहिये (परिभित भोजन करना चाहिये) 
तथा 'जोर्णाशी' होना चाहिये (पूर्वभुक्त अन्नका 
'घरिषाक हो जानेपर हौ पुनः भोजन करना 
चाहिये) ॥ १६-२०॥ 

नरर! ओषधियोँकौ निर्माण-विधि पाँच 
प्रकारक मानी गयी है-रस, कल्क, क्राथ, 
शौतकपाय तथा फाण्ट। औषधोंको निचोड़नेसे 
“रस' होता है, मन्धनसे “कल्क' बनता है, 
औदानेसे 'क्राथ' होता है, रात्रभर रखनेसे ' शौत' 
और तत्काल जलमें कुछ गरम करके छान लेनेसे 
“फाण्ट' होता है॥ २१-२२६ ॥ 


(१. २८१ अध्यापक १० वे क्लोकमे दो परकपको कु मिल रहे है (१) शैल-िरयवेशैले गु करा, (२) तके 
सपाल। इसमें संशयकौ कोई थाल नहं है, ददि एक ह प्रकारका कचव मिलना हो हो चौगुका चाहिये एवं यदि अपेक प्रकाएके 
कषक सम्मिश्ण का हो हो हैलके बराबर-बराबर भी ले सकते हैं, किंतु एक वात ध्ये कियो कराय तैले ग 
अर होन चाहिये। 

२ कलिङ्गमातले एक 'पल' चार तोलेका होता है। 

क २८१ वें अध्यायके १६-१७ सोकर विम 

(९) सर्व सववान साम नुिकारणम्‌। (२) हेष परयिभकाल त। (३) त्च हि सामान्य दषस 
विपर्षक। 

उसन सूत चरकं, सनस हँ । ठा अहाङ्ग-कदव'कार लिक है-' वृद्धि: समाल: सर्वे विपततैिपरय, ।' 

उठ पोका निष्कर्ष यही है कि समान दण्द, गु कर्म युस सान गुन-धर्मकाले रस-रकादिको वृद्धि होती है 
तपा विपरीत इसका हास होता है। 


«अध्याय २८२० 


५९ 


ममननम 


(इस प्रकार) चिकित्साके एक सौ आठ 
साधन हैं। जो वैद्य उनको जानता है, बह अजेय 
होता है। अर्थात्‌ वह चिकित्सामें कहीँ असफल 
नहीं होता है। वह “बाहुशौण्डिक' कहा जाता 
है। आहार-शुद्धि अग्रिके संरक्षण, संवर्धन एवं 
संशुद्धि आदिके लिये आवश्यक है; क्योकि 
मनुष्योंके बलका अग्नि हौ मूल आधार है। बलके 
लिये सैन्धव लवणसे युक्त त्रिफला, कान्तिप्रद 
उत्तम पेय, जाङ्गल-रस, सैन्धवयुक्त दही और 
दुग्ध तथा पिप्पली (पीपल)-का सेवन करना 
चाहिये॥ २३--२५॥ 

मनुष्यको चाहिये कि जो रस (या धातु 
आदि) अधिक हो गये, अर्थात्‌ बढ़ गये हँ, उने 
सम करे--साम्यावस्थामे लावे । वातप्रधान प्रकृतिके 
अनुष्यको अपनी परिस्थितिके अनुसार ग्रौष्म- 
ऋतुर्में अज्नमर्दन करना चाहिये। शिशिर-ऋतुमें 
साधारण या अभिक, वसन्त-ऋलुमें मध्यम और 
औष्म-खऋतुमें विशेषरूपसे अङ्गका मर्दन करे। 
पहले त्वचाका, उसके बाद मर्दन करलेयोग्य 
अङ्गका मर्दन करे॥ २६-२७॥ 


खाय एवं रुधिरसे परिपूर्ण शरीरमें अस्थिसमूह 
अत्यन्त मांसल-सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार 
कंधे, बाह आनद्य तथा जह्य भी मांसल प्रतीत 
होते हैं। बुद्धिमान्‌ मनुष्य शलुके समान इनका मर्दन 
क्रे। जत्रु (हँसलीका भाग), वक्षःस्थल (छाती) 
इन्हें पूर्ववत्‌ साधारण प्रकारसे मले तथा समस्त 
अङग संधयो खूब मलकः उह अङ्ग-संधयोको) 
केल दे। किंतु उनका प्रसारण हठात्‌ एवं क्रमविरुद्ध 
ज करे। मनुष्य अजीर्णे, भोजनोपरान्त और 
तत्काल जल पौकर परिश्रम न करे ॥ २८--३०॥ 

दिनके चार भाग (प्रहर) होते हैं। प्रथम 
प्रहारे व्यतीत हो जानेपर व्यायाम न करे। 
शोतल जलसे एक बार खान करे। उष्ण जल 
धकावटको दूर करता है। हदयके श्रासको 
अवरुद्ध न करे। व्यायाम कफको नष्ट करता है 
तथा मर्दन वायुका नाश करता है । खान पित्ताधिक्यका 
शमन करता है । खानके पश्चात्‌ धूपका सेवन प्रिय 
है। व्यायामका सेवन करनेवाले मनुष्य भूप और 
परिश्रय कार्यको सहन करनेमें समर्थ होते 
है।३१-३३४ 


हस प्रकार आदि आप्रेय महापुराणं “रसादि सक्षणोका वर्षन” नामक 
डो सा इक्यासीका अध्याय पूण हुआ# २८१॥ 
Smee 


दो सौ बयासीवाँ अध्याय 

आयुर्वेदोक्त वृक्ष-विज्ञान 

धन्यन्तरि कहते है-सुश्त! अब मै | करे॥ १-२॥ 
वृकषयवेदका वर्णन कहूँगा। क्रमशः गृहके उत्तर | बाण और चन्द्रमाका पूजन करके 
दिशामें प्लक्ष (पकड), पूर्वमे बट (बरगद), | वृका आरोपण करे। वृक्ारेपणके लिये तीनं 
दक्षिणमें आप्र और पक्षिममें अत्य (पीपल) | उतर, स्वाती, हस्त, रोहिणी, श्रवण और मूल-- 
वृक्ष मङ्गल माना गया है। घरके समीप दक्षिण | ये नक्षत्र अत्यन्त प्रशस्त हैं। उद्ये पुरिणी 
दिशे उत्पन्न हुए कौरेदार वृक्ष भी शुभ हैं।| (बावली)-का निर्माण कवे और उसमें नदीके 
आवास-स्थानके आसपास उद्यानका निर्माण करे | प्रवाहका प्रवेश करावे। जलाशयारम्भके सिये 
अथवा सब ओरका भाग पुष्पित तिलोसे सुशोभित | हस्त, मघा, अनुराधा, पुष्य, ज्येष्ठा, शतभिषा, 


= असतिपुतण» 


उमम ममम 


उत्ततषाढ़ा, उत्तत-भाद्पपदा और उत्तर-फाल्गुनी 
नक्षत्र उपयुक्त हैं॥३--५॥ 

वरुण, विष्णु और इन्द्रका पूजन करके इस 
कर्मको आरम्भ करे। नोम, अशोक, पुनाग 
(नागकेसर), शिरीष, प्रियङ्गु, अशोक', कदली 
(केला), जम्यू (जामुन), वकुल (मौलसिरी) 
और अनार वृक्षोंका आरोपण करके ग्रषम-ऋमे | 
पातःकाल और सायंकाल, शौत-ऋलुमें दिनके 
समय एवं वर्षा-ऋतुमें राजिके समय भूमिके सूख 
जानेपर वृषको साँचे। वृक्षक मध्यमे बीस 
हायका अन्तर "उत्तम, सोलह हायका अन्तर 
“मध्यम' और बारह हाथका अन्तर 'अधम' कहा 
गया है। बारह हाथ अन्तरवाले वृक्षको स्थानान्त 
कर देना चाहिये। घने वृक्ष फलहीन होते हैं। 
पहले उन्हें काट-छाँटकर शुद्ध करे ॥ ६-९॥ 


फिर विडङ्ग, घृत और पङ्क-मिश्रित शीतल 
जलसे उनको सींचे वृक्षोके फलॉका नाश 
होनेपर कुलथो, उड़द, मग, जौ, तिल और घृतसे 
मिश्रित शीतल जलके द्वारा यदि सेचन किया 
जाय तो वृक्षों सदा फलों एवं पुष्पोंकी वृद्धि 
होती है। भेड़ और बकरीकी विषठाका चूर्ण, 
जौँका चूर्ण, तिल और जल --इनको एकत्र करके 
सात दिनतक एक स्थानपर रखे। उसके बाद 
इससे साँचना सभी वृक्षोके फल और पुष्पोंकों 
'बढ़ानेवाला है॥१०--१२॥ 

मछलीके जल (जिसमें मछली रहती हों)-से 
साँचनेपर वृक्षॉकी वृद्धि होती है। विडंगचावलके 
साथ यह जल वृक्षका दोहद (अभिलपित- 
पदार्थ) है। इसका सेचन साधारणतया सभी वृक्ष- 
रोगाँका विनाश करनेवाला है॥ १३-१४॥ 


जत रकार आदि आ्रेय महुरं करका वर्णी” नामक 
हो सौँ बसी अध्याय पूण हुआ २८२# 


दो सौ तिरासीवाँ अध्याय 
जाना रोगनाशक ओषधियोंका वर्णन 


भगवान्‌ धन्वन्तरि कहते हैं--अडूसा, 
सुलहठी या कचूर', दोनों प्रकारकी हल्दी 
और इन्द्रयव-इनका क्राथ बालकोके सभी 
कारे अतिसाएमें तथा स्तन्य (मतके दूधके) 
दोषं प्रशस्त है। पीपल और अतौसके सहित 
काकड़ामृंगीका अथवा केवल एक अतीसका 
चूर्ण करके बालकॉको मधुके साथ चटावे। 
इससे खाँसी, वमन और च्वर नष्ट होता है। 
ालकोंको दुग्ध, भूत अथवा तैलके साथ 


चका सेवन करावे अथवा मुलहठी और 
शङ्कपुष्योको दूधके साथ बालक पिये। इससे 
बालकॉकी वाकृशक्ति एवं रूपसम्पत्तिके साथ- 
साथ आयु, बुद्धि और कान्तिकी भी वृद्धि 
होती है। बच, कलिहारी, अडूसा, सॉठ, 
पीपल, हल्दी, कूट, मुलहठी और सैन्धव 
इनका चूर्ण बालकोंको प्रातःकाल पिलावे। 
इसका सेवन बुद्धिवद्धक है। देवदार, बड़ा 
सहजन, त्रिफला और नागरमोधा-इनका छाथ 


(९, २८३ थे अध्ययन ६-७ दो लोको अशोक पका क है, तसो नह है। कारण यह है कि अशोक “थे” तथा 


“रो प्रकारका होता है। दोजों भवके पास परा हँ। 


२, प्रथम स्लोकमे 'सिँही शटौ' तथा "सिह यही" दोनों पाठ हँ, जो पज हं “हट 'क अर्घ 'काङर' है तथा "यहाँ का अर्थ 


बुला है। 


५७१ 


अथवा पीपल और सुनककाका कल्क सभी 
प्रकारके कृमिरोगोंका नाशक है। शुद्ध रंगको 
त्रिफला, भङ्गाज तथा आदरखके रस या मधु- 
चूतमें अथवा भेड्के मूत्र या गोमूतर्मे अञ्जन 
कलेस नेत्ररोगोमे लाभ होता है। दूर्वास्सका 
जस्य नाकसे बहनेवाले रक्तरोग (नाशा)-को 
शान्त करेमै उत्तम है॥१-७॥ 

लहसुन, अदरख और सहजनके रससे कानको 
भर देनेपर अथवा आदरखके रस या तैलसे 
'कानको भर देनेपर वह कर्णशूलका नाशक तथा 
ओष्ठ-रोगोको दूर करनेवाला होता है। जायफल, 
त्रिफला, व्योष (सॉठ, मिर्च, पीपल), गोमू, 
हल्दी, गोदुग्घ तथा बढ़ी हाके कल्कसे सिद्ध 
किया हुआ तिलका तैल कवल (कुल्ला) करसे 
दन्तपीडाका नाशक है। काँजौ, नारियलका जल, 
गोमूत्र, सुपारी तथा सॉठ--इनके क्राथका कवल 
सुखे रखनेसे जिहाके रोगका नाश होता है। 
'कलिहारीके कल्क (पिसे हुए ड्रव्य)-में निुग्डीके 
सके साथ सिद्ध किया हुआ तैलका नस्य लेने 
(नाकम डालने)-से गण्डमाला और गलगण्डरोगका 
जाश होता है। सभी चर्मरोगोंको नष्ट करनेवाले 
आक, काटा, करत, भूहए, अमलतास और 
चमेलीके पोको गोमूजके साथ पीसकर उबटन 
लगाना चाहिये। वाकुचीको तिलोके साथ एक 
वर्षतक खाया जाय तो वह सालभर कुहरोगका 
जाश कर देती है। हैँ, भिलावा, तैल, गुड़ और 
पिण्डखजूर--ये कुछनाशक औषध हैं। पाठा, 
चित्रक, हल्दी, त्रिफला और व्योष (साँठ, मिर्च, 
'पीपल)--इनका चूर्ण तक्रके साथ पीनेसे अथवा 
मुके साथ हरीतकी खानेसे अशंरोगका नाश 
होता है। प्रमेह-रोगीको त्रिफला, दारुहल्दौ, बड़ी 
इदप और नागरमोया-इनका क्राय या आँवलेका 
रस हल्दी, कल्क और मधुके साथ पीना चाहिये। 


अढ्सेको जड़ गिलोय और अमलतासके क्षमे 
शुद्ध एरण्डका तेल मिलाकर पीनेसे वातरकका 
जाश होता है और पिलो प्लीहारोगको नष्ट 
करती है॥८-१६॥ 

पेटके रोगीको थूहरके दूधमें अनेक बार 
भावना दी हुई पिप्पलीका सेवन करना चाहिये। 
चरक, विडङ्ग तथा त्रिकटु (सॉठ, मिर्च, पीपल)- 
के कल्कसे सिद्ध दूध अरुचिरोगका निवारण 
करता है। पीपलामूल, बच, हाँ, पीपल और 
'बिङङ्गको घीमें मिलाकर रखे। (उसके सेवनसे) 
या केवल तक्रके एक मासतक सेवनसे प्रहणी, 
अह, पाण्डु, गुल्म और कृमिरोगोका नाश होता 
है। त्रिफला, गिलोय, अदूसा, कुटकी, चिरायता- 
उनका क्वाथ शहदके साथ पीनेसे कामलासहित 
ण्डुरोगका नाश होता है। अदूसेके रसको मिश्री 
और शहद मिलाकर पीनसे या शतावरी, दाख, 
खरेटी और सॉठ--इनसे सिद्ध किया हुआ दूध 
नेसे रक-पित्तरोगका नाश होता है। क्षयरोगके 
रोगीको शतावरी, विदारीकंद, बढी हँ, तीनों 
खरेटी, असगन्ध, गदहपूर्ना तथा गोखरूके चूर्णको 
शहद और घीके साथ चाटना चाहिये॥ १७--२१॥ 

ह, सहजन, कर, आक, दालचीनी, पुर्वा, 
सॉठ और सैन्धव-इनका गोमृत्रके साथ योग 
करके लेप किया जाय तो यह विद्रधिकी गाँठको 
'पकालेके लिये उत्तम उपाय है। निशोध, जौवन्ती, 
दन्तीमूल, मन्निष्ठा, दोनों हलदी, रसाञ्जन और 
नोमके पत्तेका लेप भगन्दर षठ है । अमलतास, 
रिमा, लाक्षा और अडूसा-इनकेचू्णको गोघृत 
और शहदके साथ बत्ती बनाकर नासूरमें देवे। 
इससे नासूरका शोधन होकर घाव भर जाता है। 
पिष्पली, मुलहठी, हल्दी, लोध, पद्यकाह, कमल, 
लालबन्दन एवं मिर्च-इनके साथ गदग सिद्ध 
किया हुआ तैल घावको भरता है। श्रीताड़, 


2 अस्लिपुतण« 


'कपासकी पत्तियोंकी भस्म, त्रिफला, गोलमिर्च, 
'खरेटी और हल्दी --इनका गोला बनाकर घावका 
स्वेदन करे और इन ओषधियोंके तेलको घावपर 
लगाये। दूधके साथ कुम्भीसार' (गुग्गुलसार)-को 
आगपर जलाकर ब्रणपर लेप करे। (अथवा 
गुणुलसारको दूधमें मिलाकर आगसे जले हुए 
त्रणपर लेप करे |) अथवा जलकुम्भीको जलाकर 
दूधमें मिलाकर लगानेसे सभी प्रकारके व्रण 
ठीक होते हैं। इसी प्रकार नारियलके जड्की 
शिदे पत मिलाकर सेक करसे णका नाश 
होता है॥ २२-२७॥ 

सॉठ, अजमोद, सेंधानमक, इमलीकी छाल ¬ 
इन सबके समान भाग हरैंको तक्र या गरम जलके 
साथ पीनेसे अतिसारका नाश होता है। इनद्रयव, 
अतीस, सॉठ, बेलगिरि और नागरमोधाका क्राथ 
आमसहित जीर्ण अतिसारमें और शूलसहित 
रक्तातिसारमें भी पिलाना चाहिये। ठंडे थूहरमें 
सेधानमक भरकर आगमं जला ले। फिर यथोचित 
मात्रामै उदरशूलवालेको गरम जलके साथ दे। 
अथवा सेधानमक, हॉग, पौपल, हरैं-इनका 
गरम जलके साथ सेवन करावे ॥ २८--३०॥ 

चरकी वरोह, कमल और धानकी खौलका 
चूर्ण-इलको शहदमें भिगोकर, कपड़ेमें पोटली 
अनाकर, मुखमें रखकर उसे चूसे तो इससे 
व्यास दूर होती है। अथवा कुटकी, पीपल, 
मीठा कूट एवं धानका लावा मधुके साथ 
मिलाकर, पोटलीमें रखकर मुँहमें रखे और 
चुसे तो प्यास दूर हो जाती है। पाठा, दासहल्दी, 


चमेलीके पत्र, मुनक्काकी जड़ और त्रिफला 
इनका क्राथ बनाकर उसमें शहद मिला दे। 
इसको मुखमे धारण करनेसे मुखपाक-रोग नष्ट 
होता है। पीपल, अतीस, कुटकी, इन्द्रयव, 
देवदार, पाठा और नागरमोधा--इनका गोमूतरमे 
बना क्राथ मधुके साथ लेनेपर सब प्रकारके 
कण्ठरोगोका नाश होता है। ह, गोखरू, जवासा, 
अमलतास एवं पाषाण-भेद--इनके ्ाथमें शहद 
मिलाकर पौनेसे मूतरकृच्छूका कष्ट दूर होता 
है। बाँसका छिलका और वरुणकी छालका 
क्राथ शर्करा और अश्मरी-रोगका विनाश करता 
है। श्लीपद-रोगसे युक्त मनुष्य शाखोटक 
(सिंहोर)-की छालका क्राथ मधु और दुग्धके 
साथ पान करे। उड़द, मदारकी पत्ती तथा 
दूध, तैल, मोम एवं सैंधव लवण--इनका योग 
पादरोगनाशक है। सॉठ, काला नमक और 
हाँग-इनका चूर्ण या सॉठके रसके साथ सिद्ध 
किया घी अथवा इनका क्राथ पौनेसे मलबन्ध- 
दोष और तत्सम्बन्धी रोग नष्ट होते हैं। गुल्मरोगी 
सर्जक्षार, चित्रक, हाँग और अजमोद-इनके 
रसके साथ या विडंग एवं चित्रकके साथ 
तक्रपान करे। ऑवला, परवल और मूँग- 
इनके क्राथका घृतके साथ सेवन विसर्परोगका 
अपहरण करनेवाला है। अथवा सॉठ, देवदारु 
और पुनर्नवा या बंशलोचन--इनका दुग्धयुक्त 
काथ उपकारक है। गोमूत्रके साथ सॉठ, मिर्च, 
चोपल, लोहचूर, यवक्षार तथा त्रिफलाका काथ 
शोथ (सूजन)-को शान्त करता है। गुड़, सहिजन 


के ले सीव आण्य २० थे रजोकमे रे ठ सम्भब तथा जुकियुक है- (९) भोरे पगु 
हे (२) कुमी पवष बहि जने लि्‌ यहाँ 'कुश्थोसार' पटका अर्थ है-पुण्युलका सार; क्याँक 
औधि 'कुमधी'से फजुल हन किय है रा 'कुम्ष मि गुली 


माये भौ मिलता है। मर गुस्देव 


आतस्य श्रीसतयनारायण सासतजी आप इस प्रकारका लर बठताया करत देत, चूनेका पानी, तसौका हे, पदका 
कूले एक प्रकारका मलहस याकर अहार लेप छिया ज लो दाहा्शमनके साथ-साथ आगे सफेद दाग होनेका भौ भव 


हीं सता तथा आका दिठायी देना भी बंद हो जाता है। 


५ अ्याय २८४० 


सैंधव लवण-इनका चूर्ण (या 
भी शोधको शान्त करता है॥ ३१--४०॥ 

निशोध एवं गुड्के साथ त्रिफलाका काथ 
विरेचन करनेवाला है। वच और मैनफलके 
क्वाथका जल वमनकारक होता है। भृङ्गराजके 
रमे भावित त्रिफला सौ पल, बायविडंग और 
'लोहचूर दस भाग एवं शतावरी, गिलोय और 
(चिचक पचीस पल ग्रहण करके उसका चूर्ण बना 
ले। उस चूर्णको मधु, भूत और तेलके साथ 
चाटनेसे मनुष्य वली और पलितसे रहित होता 
है। अर्थात्‌ उसके मुँहपर झुर्रियाँ नहीँ होती और 
बाल नहीं पकते। इसके सिवा वह सम्पूर्ण रोगोसि 
मुक्त होकर सौ वर्षोतक जीवित रहता है। मधु 
और शर्कराके साथ त्रिफलाका सेवन सर्वरोगनाशक 
है। त्रिफला और पीपलका मिश्री, मधु और 
'घृतके साथ भक्षण कस्नेपर भी पूर्वोक्त सभी फल 
या लाभ प्राप्त होते हैं। हां, चित्रक, सॉठ, 
गिलोय और मुसलीका चूर्ण गुड़के साथ खानेपर 
रोगोँका नाश होता है और तीन सौ वर्षोको आयु 
प्राप्त होती है। जपा-पुष्पको थोड़ा मसलकर 
इल रकार आदि आग्रेय महापुठाणे “ 


जलमे मिला ले। उस चूर्णजलको 
मात्रे तेलमें मिला देनेपर तल घृताकार हो जाता 
है। जलगोह* (बिल्ली)-की जरायु (गर्भकी 
झिल्ली)-कौ भूप देसे चित्र दिखलायी नहीं 
देता। फिर शहदकी धूप देनेसे पूर्ववत्‌ दिखायी 
देने लगता है। पाड्रकी जड़, कपूर, जॉक और 
मेडकका तेल-इनको पीसकर दोनों परमे 
लगाकर मनुष्य जलते हुए अङ्गारपर चल सकता 
है। तृणोत्थापन (तृणोको आगमें ऊपर फेंकता- 
उछालता हुआ) आश्चर्यजनक खेल दिखलाता 
हुआ चल सकता है। विषोंका रोकना (अथवा 
विष एवं ग्रह-निवारण), रोगका नाश एवं तुच्छ 
क्रौङाएँ कामनापरक हैं। इहलौकिक तथा 
पारलौकिक दोनों सिद्धियोके देनेवाले कर्माको 
मैन तुम्हें बतलाया है, जो छः कमा युक्त हैं 
मन्त्र, ध्यान, औषध, कथा, मुद्रा और यज्ञ-ये 
छः जहाँ मुष्टि (भुजाके रूपे सहायक) हैं, वह 
कार्य धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षरूप चतुर्ग 
फलको देनेवाला कर्म बताया गया। इसे जो 
पड़ेगा वह स्वर्गमें जायगा॥४१-५१॥ 
'नानारोगहारौ ओषधियोका वर्णन" नामक 


दो सौ विरली अध्याक पूरा हुआ॥ २८३० 


ree 
दो सौ चौरासीवाँ अध्याय 
मन्त्ररूप औषधोंका कथन 


धन्वन्तरिजी कहते हैं- सुश्रुत! * ओंकार" 
आदि मन्त्र आयु देनेवाले तथा सब रोगोंको 
दूर करके आरोगय प्रदान कलेवाले है। इतना 
ही नहीं, देह छूटनेके पश्चात्‌ वे स्वर्गकी भी 
प्राप्ति करनेवाले हैं। “ऑकार' सबसे उत्कृष्ट 
मन्त्र है। उसका जप करके मनुष्य अमर हो 
जाता है--आत्माके अमरत्वका बोध प्राप्त करता 
है, अथवा देवतारूप हो जाता है। गायत्री भौ 


उत्कृष्ट मत्र है। उसका जप करके मनुष्य 
भोग और मोक्षका भागी होता है। '३७ जमो 
नारायणाय।'--यह अष्टाक्षर-मन्त्र समस्त 
मनोरथोंकों पूर्ण करनेवाला है। *ॐ नमो 


ॐ हुँ विष्णवे नमः।-- 
यह मन्त्र उतम औषध है। इस मन्त्रका जप 
'कसलेसे देवता और असुर श्रीसम्पन्न तथा नौरोग 


विलो मा नषा आ (अर्द सलम) 


५७४ 


2 असिषुराण + 


बबन 


र 


हो गये। जगतके समस्त प्राणियॉका उपकार 
तथा धर्माचरण-यह महान्‌ औषध है । ' र्म, 
सद्धमंकृत, धर्मी'--इन धर्म-सम्बन्धी नमोके 
जपसे मनुष्य निर्मल (शुद्ध) हो जाता है। 
दः, ओशः, निवासः, श्रीधर, औ्रीनिकेतन:, 
श्ियःपतिः तथा औपरम: '-- इन श्रीपति-सम्बन्धी 
जामात्मक मन्त्रपदेकि जपसे मनुष्य लक्ष्मी (धन- 
सम्पचि)-को पा लेता है॥१-५३४ 


जप और कोर्तनसे समस्त कामनाओंकौ पूर्ति 
हो जाती है। 'राम, परशुम, नसि, विष्णु, 
अ्रिविक्रम: '-- ये हरिके नाम युद्धमें विजयकी 
इच्छा रखनेवाले योद्धाऔँको जपने चाहिये। नित्य 
विद्याभ्यास करेवाले छत्रो सदा 'श्रीपरुषोशय' 
जामका जप करना चाहये। “दामोदरः” नाम 
बन्धन दूर करनेवाला है । 'पुष्कराक्ष: 
जाम-मन्त्र नेत्र-रोगोंका निवारण करनेवाला है। 
"इपीकेश: '-- इस नामका स्मरण भयहारी है। 
औषध देते और लेते समय इन सब नामॉका 
जप करना चाहिये॥६-९॥ 

इस प्रकार आदि आग्रेय महापुराणं 


औषधकर्ममें 'अच्युत'--इस अमृत-मन्तरका 
भी जप करे। संग्राममें 'अपराजित'का तथा 
जलसे पार होते समय 'ऑनृसिंह' का स्मरण 
करे। जो पूर्वादि दिशाओंको यात्रामें क्षेत्रकी 
कामना रखनेवाला हो, वह क्रमशः 'चक्री', 
“गदी', 'ाङखी' और “खङ्गी'का चिन्तन करे। 
व्यवहारोमें (मुकदमोमे) भक्ति-भावसे 'सर्वेश्वर 
अजित'का स्मरण करे। “नारायण 'का स्मरण हर 


, | समय करना चाहिये। भगवान्‌ 'नृसिंह' को याद 


किया जाय तो वै सम्पूर्ण भौतियोंको भगानेवाले 


'बासुदेव' नामका तो सदा ही जप 
करना चाहिये। धान्य आदिको परे रखते समय 
तथा शयन करते समय भी 'अनन्त' और 
*अच्युत' का उच्चारण करे। दुःस्वप्र दौखनेपर 
“नाशयण'का तथा दाह आदिके अवसरपर 
'जलशायी'का स्मरण करे। विद्यार्थी 'हयग्रीव' का 
चिन्तन करे। पुत्रकी प्राष्तिके लिये 'जगत्सूति 
(जगत्‌-सष्टा)'-का तथा शौर्यकी कामना हो तो 
*औबलभड्र 'का स्मरण करे। इनमे प्रत्येक नाम 
अभीष्ट मनोरथको सिद्ध कलेवाला है॥ १०--१४॥ 
“सन्वरूप आँकधका कथन” गायक 


डौ सौ चासी अध्याय पूरा हुआ# २८०० 
Be 


दो सौ पचासीवाँ अध्याय 
मृतसंजीवनकारक सिद्ध योगोंका कथन 


अयन्ति कहते हैं-- सुशुत! अब मैं आत्रेयके 
द्वारा वर्णित मृतसंजीवनकारक दिव्य सिद्ध योगोको 
कहता हुँ, जो सम्पूर्ण व्याधियोंका विनाश करनेवाले 
हैं॥१॥ 

आत्रेयने कहा-वतज्यरम बिल्वादि पञ्चमूल-- 
बेल, सोनापाठा, गम्भार, पाटल एवं आरणीका 
काढा दे और पाचनके लिये पिप्पलीमूल, गिलोय 


और सॉठ-इनका क्राथ दे। आँवला, अभया 
(बड़ी हैं), पीपल एवं चित्रक--यह आमलक्वादि 
क्वाथ सब प्रकारके ज्वरोका नाश करनेवाला है। 
बिल्वमूल, अरणी, सोनापाठा, गम्भारी, पाटल, 
शालपर्णी, गोखरू पृष्पर्णी, बहती (बड़ी कटेर) 
और कण्टकारिका (छोटी कटेर)-ये दशमूल 
कहे गये हैं। इनका क्राथ तथा कुशके मूलका 


«अध्याय २८५० 


थ ज्वर, अपाचन, पार्खशूल और कास (खाँसी)- 
का नाश करनेवाला है। गिलोय, पित्तपापड़ा, 
जागरमोथा, चिरायता और सॉठ--यह 'पञ्चभद्र 
क्राथ' वात और पित्तज्चरमें देना चाहिये॥ २-५॥ 
निशोय, विशाला (इन्द्रवारुणी), कुटकी, 
त्रिफला और अमलतास-इनका क्राथ यवक्षार 
मिलाकर पिलावे। यह विरेचक और सम्पूर्ण 
ज्वरोको शान्त करनेवाला है। देवदार, खरेटी, 
अडूसा, ज़िफला और व्योष (सोंठ, काली 
मिर्च, पीपल), पद्मकाष्ठ, वायविडङ्ग और 
मिश्रौ-इन सबका समान भाग चूर्ण पाँच 
प्रकारे कास-रोगोंका मर्दन करता है। रोगी 
मनुष्य हृदयरोग, ग्रहणी, पार्श्रशोण, हिक्का, श्वास 
और कासरोगके विनाशके लिये दशमूल, कूर, 
लना, पीपल, बिल्व, पोकरमूल, काकड़ासिंगी, 
भुई ऑबला, भागी, गिलोय और पान-इनसे 
विधिवत्‌ सिद्ध किया हुआ क्राथ या यवागूका 
पान करे। मुलहठी (चूर्ण)-के साथ मधु, 
शर्कराके साथ पीपल, गुड़के साथ नागर 
(सॉठ) और तीनों लवण (सेंधानमक, विड्नमक 
और कालानमक)--ये हिक्का (हिचकी)-का 
नाश करनेवाले हैं। कारवी अजाजी (कालाजीर, 
सफेदजीरा), काली मिर्च, मुनक्का, वृक्षाम्ल 
(इमली), अनारदाना, कालानमक और गुड़-- 
इन सबके समानभागसे तैयार चूर्णका शहदके 
साथ निर्मित 'कारव्यादि बटी'सब प्रकारके 
अरुचिरोगॉका नाश करती है। अदरखके रसके | 
साथ मधु मिलाकर रोगीको पिलाये। इससे 
अरुचि, श्वास, कास, प्रतिश्याय (जुकाम) और 
कफविकारोंका नाश होता है॥६-१२॥ 
बट--वटाहुर, काकड़ासिंगी, शिलाजीत, लोध, 
अनारदाना और मुलहठी-इनका चूर्ण बनाकर 
उस चूर्णके समान मात्रामें मिश्री मिला मधुके | 


साथ अवलेह (चटनी)-का निर्माण करे। इस 
*बटशुज्ञादि'के अवलेहको चावलके पानीके साथ 
'लिया जाय तो उससे प्यास और छर्दि (वमन)- 
का प्रशमन होता है। गिलोय, अडूसा, लोध और 
पोपल-इनका चूर्ण शहदके साथ कफयुक्त रक्त, 
पास, खाँसी एवं ज्वरको नष्ट करनेवाला है। इसी 
पकार समभाग मधुसे मिश्रित अडूसेका रस और 
खाम्रभस्म कासको नष्ट करता है। शिरीषपुष्पके 
स्वरसमें भावित सफेद मिर्चका चूर्ण कासमें (तथा 
सर्पविषमें) हितकर है। मसूर सभी प्रकारकी 
चेदनाको नष्ट करनेवाला है तथा चौंराईका साग 
पित्तदोषको दूर करनेवाला है। मेउड़, शारिवा, 
सेरुकी एवं अङ्गोल--ये विषनाशक औषध हैं। 
सों, गिलोय, छोटी करर, पोकरमूल, पीपलामूल 
और पीपल-इनका क्वाष मूर्छ और मदात्यय 
रोगमें लेना चाहिये। हाँ, कालानमक एवं व्योष 
(सॉठ, मिर्च, पौपल)-ये सब दो-दो पल 
लेकर चार सेर घृत और घृतसे चौगुने गोमू 
सिदध करनेपर उनमादका नाश करत हँ । शङ्कपुष्पी, 
वच और मीठा कूटसे सिद्ध झी रसको 
मिलाकर इन सबकी गुटिका बना ले तो वह 
चुराने उन्माद और अपस्मार रोगका नाश करती 
है और उत्तम मेधावर्धक औषध है। हके साथ 
एवय या घृतका प्रयोग कुहनाशक है। परवलकी 
पती, त्रिफला, नीमको छाल, गिलोय, पृश्निपर्णी, 
अड्सेके पत्ते तथा करञ्ज--इनसे सिद्ध किया घृत 
'कुछरोगका मर्दन करता है। इसे “वञ्जक' कहते 
हैं। नीमकी छाल, परवल, कण्टकारि-पञ्चाङ्ग, 
गिलोय और अडूसा-सबको दस-दस पल 
लेकर भलीभौति कूट ले। फिर सोलह सेर जलमें 
काथ बनाकर उसमें सेरभर घृत और (बीस 
लोले) त्रिफला-चूर्णका कल्क बनाकर डाल दे 
और चतुयां शेष रहनेतक पकाये। यह 'पञ्चतक्त 


„अहु 


'घृत' कु्ठनाशक है । यह अस्सी प्रकारके वातरोग, 
चालीस प्रकारके पित्ततोग और बीस प्रकारके 
'कफरोग, खाँसी, पीनस (बिगड़ी जुकाम), बवासीर 
और ब्रणरोगोंका नाश करता है। जैसे सूर्य 
अन्धकारको नष्ट कर डालता है, उसी प्रकार यह 
योगराज निःसंदेह अन्य रोगॉका भी विनाश कर 
देता है॥ १३-२४६ ॥ 

उपदंशकी शान्तिके लिये त्रिफलाके क्राथ या 
भृङ्गरजके रससे ्रणोंका प्रक्षालन करे (धोये)। 
'परवलकी पत्तीके चूणकि साथ अनारको छालका 
चूर्ण अथवा गजपीपर या त्रिफलाका चूर्ण पाठडरके 
रूपमें ही उसपर छोड़े। त्रिफला, लोहचूर्ण, 
मुलहठी, आर्कव (कुकुरमाँगरा), नील कमल, 
कालीमिर्च और सैन्धव-नमकसहित पकाये हुए 
तैलके मर्दनसे वमनकी शान्ति होती है। दुग्ध, 
मार्कव-रस, मुलहठी और नील कमल -इनको 
दो सेर लेकर तबतक पकाये, जबतक एक पाव 
तैल शेष रह जाय। इस तैलका नसय (वृद्धावम्थाके 
चिह) पलित (बाल पकने)-का नाशक है। 
नीमकी छाल, परवलकी पत्ती, त्रिफला, गिलोय, 
खैरकी छाल, अडूसा अथवा चिरायता, पाठा, 
त्रिफला और लाल चन्दन--ये दोनों योग ज्वरको 
नष्ट करते हैं तथा कुष्ट, फोड़ा-फुन्सी, चकते 
आदिको भी मिटा देते हैं। परवलकी पती, 
गिलोय, चिरयता, अङूसा, मजीठ एवं पिततपापड़ा-- 
इनके क्काथमें खदिर मिलाकर लिया जाय तो 
वह ज्वर तथा विस्फोटक रोगोंको शान्त करता 
है॥ २५-३१॥ 

दशमूल, गिलोय, हँ, दारुहल्दी, गदहपूर्णा, 
'सहजना एवं सोँठ ज्वर, विद्रधि तथा शोथ-रोगोंमें 
हितकर है। महुवा और नीमकी पत्तीका लेप 
ब्रणशोधक होता है। त्रिफला (आँवला, हर्रा, 
बहेरा), खैर (कत्था), दारुहल्दी, बरगदकी 


छाल, बरियार, कुशा, नीमके पत्ते तथा मूलीके 
'पत्ते--इनका क्राथ शरीरके बाहा-शोधनके लिये 
हितकर है। कर नीम तथा मेउड़का रस भावके 
कूमियोंको नष्ट करता है। धायका फूल, सफेद 
चन्दन, खरेटी, मजीठ, मुलहठी, कमल, देवदार 
तथा मेदाका घृतसहित लेप ब्रणरोपण (घावको 
भरनेवाला) है। गुण्गुल, त्रिफला, पीपल, सॉठ, 
मिर्च, पौपर-इनका समान भाग ले और इन 
सबके समान घृत मिलाकर प्रयोग करे। इस 
परयोगसे मनुष्य नाढ़ोब्रण, दुष्ब्रण, शूल और 
भगन्दर आदि रोगॉको दूर करे। गोमूत्रमें भिगोकर 
शुद्ध को हुई हरीतकी (छोटी हरैं)-को (रेडीके) 
ठेलमें भूनकर सेंधा नमकके साथ प्रतिदिन 
प्रातःकाल सेवन करे। ऐसी हरीतकी कफ और 
वातसे होनेवाले रोगोंको नष्ट करती है। सॉठ, 
मिर्च, पीपल और त्रिफलाका क्राथ यवक्षार और 
“लवण मिलाकर पौये। कफप्रधान और वातप्रधान 
अ्रकृतिवाले मनुष्योके लिये यह विरेचन है और 
कफवृद्धिको दूर करता है। पीपल, पीपलामूल, 
बच, चित्रक, सोंठ--इनका क्राथ अथवा किसी 
प्रकारका पेय बनाकर पीये। यह आमवातका 
नाशक है। राख्रा, गिलोय, रेकी छाल, देवदार 
और सोंठ- इनका काथ सर्वाङ्ग-वात तथा संधि, 
अस्थि और मण्जागत आमवातमें पीना चाहिये। 
अथवा साँठके जलके साथ दशमूल-क्राथ पीना 
चाहिये। सॉठ एवं गोखरूका क्राथ प्रतिदिन 
्ात:-परात: सेवन किया जाय तो वह आमवातके 
सहित कटिशूल और पाण्डुरोगका नाश करता है। 
शाखा एवं पत्रसहित प्रसारिणी (छुईमुई)-का तैल 
भो उक्त रोगमें लाभकर है। गिलोयका स्वरस, 
कल्क, चूर्ण या रथ दीर्घकालतक सेवन करके 
रोगी वातरक्-रोगसे छुटकारा पा जाता है। 
वर्धमान पिप्पली या गुड़के साथ हरैंका सेवन 


«अध्याय २८५० 


करना चाहिये। (यह भी वात-रक्तनाशक है।) 
'पटोलपत्र, त्रिफला, राई, कुटकी और गिलोय-- 
इनका पाक तैयार करके उसके सेवनसे दाहयुक्त 
बात-रक्तरोग शीघ्र नष्ट होता है। गुग्गुलको ठंढे- 
गरमजलसे और त्रिफलाको समशीतोष्ण जलसे, 
अथवा खरेटी, पुनर्नवा, एरण्डमूल, दोनों करेरी, 
गोखरूका क्राथ होंग तथा लबणके साथ लेनेपर 
बह वातजनित पीडाको शीघ्र ही दूर कर देता है। 
'एक तोला पौपलामूल, सैन्धव, सौवर्चल, विड्‌, 
सामुद्र एवं औदभिद--पाँचों नमक, पिप्पली, 
चित्ता, सॉठ, त्रिफला, निशोध, वच, यवक्षार, 
सर्जक्षार, शीतला, दन्ती, स्वर्णक्षीरी (सत्यनाशी) 
और काकड़ासिंगी -इनकी बेरके समान गुटिका 
बनाये और काँजीके साथ उसका सेवन करे। 
शोध तथा उससे हुए पाकमें भौ इसका सेवन 
करे। उदरबृद्धिमें भी निशोधका प्रयोग विहित है। 
दारुहल्दी, पुनर्नवा तथा सॉठ-इनसे सिद्ध किया 
हुआ दुग्ध शोधनाशक है तथा मदार, गदहपूर्न 
एवं चिरायताके क्वाथसे सेक (करनेपर) शोधका 
हरण होता है॥ ३२-५१॥ 

जो मनुष्य ज्िकटयुक पृतको तिगुने पलाशभस्म- 
युक्त जलमें सिद्ध करके पीता है, उसका अशरोग 
निस्संदेह नष्ट हो जाता है। फूल प्रियङ्गु, कमल, 
सँभालू, वायविङङ्ग, चित्रक, सैन्धवलवण, राखा, 
दुग्ध, देवदारु और वचसे सिद्ध चौगुता कटदव्ययुकत 
तैल मर्दन कलेसे (या जलके साथ ही पीसकर 
लेप करनेसे) गलगण्ड और गण्डमाल-रोगोंका 
नाश हो जाता है॥५२-५४॥ 

कचूर, नागकेसर, कुमुदका पकाया हुआ 
काथ तथा क्षीरविदारी, पीपल और अडूसाका 
कल्क दूधके साथ पकाकर लेनेसे क्षयरोगमें 
लाभ होता है॥ ५५॥ 

बचा, विड्लवण, अभया (बड़ी हरै), सोंठ, 


'हाँग, कूठ, चित्रक और अजवाइन--इनके क्रमशः 
दो, तीन, छः, चार, एक, सात, पाँच और चार 
भाग ग्रहण करके चूर्ण बनावे । वह चूर्ण गुल्मरोग, 
उदरो, शूल और कासरोगको दूर करता है। 
पाठा, दन्तीमूल, त्रिकटु (सोँठ, मिर्च, पीपल), 
त्रिफला और चित्ता-इनका चूर्ण गोपे साथ 
पीसकर गुटिका बना ले। यह गुटिका गुल्म और 
पीहा आदिका नाश करनेवाली है। अडूस, नीम 
और परवलके पत्तोंके चूर्णका त्रिफलाके साथ 
सेवन करनेपर वात-पित्त रोगोंका शमन होता है। 
वायविङङ्गका चूर्ण शहदके साथ लिया जाय तो 
वह कृमिनाशक है। वङ्ग, सँधानमक, यवक्षार 
एवं गोमूत्रके साथ ली गयी ह भी (कृमिघ्न है) । 
शल्लकी (शालविशेष), बेर, जामुन, प्रियाल, 
आप्र और अर्जुन-इन वृक्षोंकी छालका चूर्ण 
सधुमें मिलाकर दूधके साथ लेनेसे रक्तातिसार दूर 
होता है। कच्चे बेलका सूखा गूा, आमकी छाल, 
धायका फूल, पाठा, सॉठ और मोचरस (कदली 
स्वरस)--इन सबका समान भाग लेकर चूर्ण बना 
ले और गुड़मिश्रित तक्रके साथ पौये। इससे 
डुस्साध्य अतिसारका भी अवरोध हो जाता है। 
चाँगेरी, बेर, दहीका पानी, रॉट और यवक्षार 
इनका घृतसहित क्रथ पीनेसे गुदं रोग दूर 
होता है। वायबिडंग, अतौस, नागरमोथा, देवदारु, 
पाठा तथा इन्द्रयव-इनके क्राधमें मिर्चका 
चूर्ण मिलाकर पीनेसे शोथयुक्त अतिसारका नाश 
होता है॥५६-६३॥ 

शर्करा, सैन्धव और सॉठके साथ अथवा 
पीपल, मधु एवं गुड़के सहित प्रतिदिन दो हका 
भक्षण करे तो इससे मनुष्य सौ वर्ष (अधिक 
काल)-तक सुखपूर्वक जीवित रह सकता है। 
पिष्पलीयुक त्रिफला भी मधु और घृतके साथ 
प्रयोगमें लायी जानेपर वैसा ही फल देती है। 


आँवलेके स्वरससे भाषित आँचलेके चूर्णको मधु, 
सृत तथा शर्कराके साथ चाटकर दुग्धपान करे। 
इससे मनुष्य स्तरयोंका (प्रिय) प्रभु बन सकता 
है। उड़द, पीपल, अगहनीका चावल, जौ और 
नेहूँ-इन सबका चूर्ण समान माताम लेकर घूमे 
उसकी पूरी बना ले। उसका भोजन करके शर्करायुर 
मधुर दुग्धपान करे। निस्संदेह इस प्रयोगसे मनुष्य 
गया पक्षीकै समान दस बार स्त्री-सम्भोग 
केम समर्थ हो सकता है। मजोठ, धायके फूल, 
'लोध, नीलकमल -इनको दूधके साथ देना चाहिये। 
यह स्वियोके प्रदररोगको दूर करता है। पौली 
कटसरैया, मुलहठी और श्चेतचन्दन--ये भी 
अदररोगनाशक हैं। श्रेतकमल और नीलकमलकी 
जड़ तथा मुलहठी, शर्करा और तिल--इनका 
चूर्ण गर्भपातकी आशङ्का होनेपर गर्भको स्थिर 
कलें उत्तम योग है। देवदार, अभ्रक, कूठ, खस 
और सॉठ--इनको कॉजीमें पोसकर तैल मिलाकर 
लेप केसे शिरोरोगका नाश करता है। सैन्धव- 
लवणको तैलमे सिद्ध करके छान ले। जब तैल 
थोड़ा गरम रह जाय तो उसको कानमे डालनेसे 
कर्णशूलका शामन होता है। लहसुन, अदरख, 
सहजन और केला-इनमेंसे प्रत्वेकका रस 
(कर्णशूलहारी है।) बरियार, शतावरी, रा, 


गिलोय, कटसरैया और त्रिफला-इनसे सिद्ध 
घूतका या इनके सहित भृतका पान तिमिररोगका 
जाश कर्नेमे परम उत्तम माना गया है। त्रिफला, 
त्रिकटु एवं सैन्ववलवण-इनसे सिद्ध किये हुए 
चूतका पान मनुष्यको करना चाहिये। यह चक्षुष्य 
(आँखोंके लिये हितकर), हृद्य (हृदयके लिये 
हितकर), विरेचक, दीपन और कफरोगनाशक है। 
गायके गोबरके रसके साथ नीलकमलके परागकी 
मुटिकाका अञ्जन दिनीधी और रतौंधीके रोगियोंके 
लिये हितकर है। मुलहठी, बच, पिप्पली-बौज, 
कुरैयाकी छालका कल्क और नीमका क्राथ घोट. 
देनेसे वह वमनकारक होता है । खूब चिकना तथा 
रेडौ-जैसे तैलसे खिग्ध किया गया या पकाया 
हुआ यवका पानी विरेचक होता है। किंतु इसका 
अनुचित प्रयोग मन्दाग्नि, उदरमें भारीपन और 
अरुचिको उत्पन्न करता है। हा, सैन्धवलवण 
और पीपल--इनके समान भागका चूर्ण गर्म जलके 
साथ ले। यह नाराच-संज्क चूर्ण सर्वरोगनाशक 
तथा विरेचक है॥ ६४--७८॥ 

महर्षि आत्रेयने मुनिजनोके लिये जिन सिद्ध 
योगॉका वर्णन किया था, समस्त योगो श्रेष्ठ उन 
सर्वरोगनाशक योगॉंका ज्ञान सुश्रुतने प्राप्त 
किया॥७९॥ 


इस प्रकार आदि आग्रेय महापुराणे “मृतसंजीवनीकारक सिद्ध योगोका कथन” नामक 
दो सौ पचासीका अध्याय पूरा हुआ # २८५४ 
id 
दो सौ छियासीवाँ अध्याय 
मृत्युञ्जय योगोंका वर्णन 


भगवान्‌ धन्वन्तरि कहते हैं-- सुतर! अब मैं 
मृत्युज्जय-कल्पोंका वर्णन करता हूँ, जो आयु 
देनेवाले एवं सब रोगोंका मर्दन केवले हैं। 
मधु, घृत, त्रिफला और गिलोयका सेवन करना 


चाहिये। यह रोगको नष्ट करनेवाली है तथा तीन 


सौ वर्षतककी आयु दे सकती है। चार तोले, दो 
तोले आथवा एक तोलेकी मात्रामें त्रिफलाका 
सेवन वही फल देता है। एक मासतक बिल्व- 
तैलका नस्व लेसे पाँच सौ वर्षकी आयु और 
कवित्व-शक्ति उपलब्ध होती है। भिलावा एवं 


तिलका सेवन रोग, अपमृत्यु और वृद्धावस्थाको 
दूर करता है। वाकुचीके पञ्चाङ्गके चूर्णको खैर 
(कत्था)-के क्वाथके साथ छः मासतक प्रयोग 
केसे रोगी कुछपर विजयी होता है। नोलो 
'कटसंरैयाके चूर्णका मधु या दुग्धके साथ सेवन 
हितकर है। खाँडयुक्त दुग्धका पान करनेवाला सौ 
वाँकी आयु प्राप्त करता है। प्रतिदिन प्रात:काल 
मधु, घृत और सॉठका चार तोलेकी मात्रे सेवन 
'करनेवाला मनुष्य मृत्युविजयी होता है। राहे 
चूर्णके साथ दूधका सेवन करनेवाले मनुष्यके 
चेहरेपर झुर्रियों नहँ पडतो हैं और उसके बाल 
नहँ पकते हैं; वह दीर्घजीवन लाभ करता है। 
मधुके साथ उच्चटा (भुइँ ऑवला)-को एक 
तोलेकी माताम खाकर दुग्धपान करनेवाला मनुष्य 
मृत्युपर विजय पाता है। मधु, थी अथवा दूपके 
साथ मेडड़के रसका सेवन करलेवाला रोग एवं 
मृत्युको जीतता है। छः मासतक प्रतिदिन एक 
तोलेभर पलाश-तैलका मधुके साथ सेवन करके 
दुग्धपान करनेवाला पाचे सौ वाँकी आयु प्राप्त 
करता है। दुश्धके साथ काँगनीके पलोके रसका 
था त्रिफलाका प्रयोग करे। इससे मनुष्य एक 
हजार वाको आयु प्राप्त कर सकता है। इसी 
पकार मधुके साथ घृत और चार तोलेभर 
शतावरी-चूर्णका सेवन करनेसे भौ सहसँ वर्षोकी 
आयु प्राप्त हो सकती है। घो अथवा दूधके साथ 
मेउड्की जड्का चूर्ण या पत्रस्वस्स रोग एवं 
मृत्युका नाश करता है। नीमके पञ्जाङ्ग-चूर्णको 
खैरके क्वाथ (काढे)-की भावना देकर भृङ्गराजके 
सके साथ एक तोलाभर सेवन करनेसे मनुष्य 
रोगको जीतकर अमर हो सकता है। रुदान्तिकाचूर्ण 
चूत और मधुके साथ सेवन करनेसे या केवल 
'ुग्धाहाससे मनुष्य मृत्युको जीत लेता है। हरोतकोके 
चूर्णको भृज्नराजरसकी भावना देकर एक तोलेकी 


मात्रा घृत और मधुके साथ सेवन करनेवाला 
रोगमुक्त होकर तीन सौ वषको आयु प्राप्त कर 
सकता है । गेठी, लोहचूर्ण, शतावरी समान भागसे 
भृङ्गराज-रस तथा घोके साथ एक तोला मात्रामें 
सेवन करोसे मनुष्य पाँच सौ वर्षकी आयु प्राप्त 
कराता है। लौहभस्म तथा शतावरीको भूक्गराजके 
रुसमें भावना देकर मधु एवं घौके साथ लेनेसे 
तोन सौ वर्षकी आयु प्राप्त होती है । ताप्रभस्म, 
'गिलोय, शुद्ध गन्धक समान भाग घीकुँवारके 
रसमें घोटकर दो-दो रत्तीकी गोली बनाये। 
इसका घृतसे सेवन करसे मनुष्य पाँच सौ वर्षकी 
आयु प्राप्त करता है । असगन्ध, त्रिफला, चीनी, 
तैल और घृतम सेवन करनेवाला सौ वर्षतक 
जौता है। गदहपूर्ताका चूर्ण एक पल मधु, पूत 
और दुगपके साथ भक्षण करनेवाला भी शतायु 
होता है। अशोकको छालका एक पल चूर्ण मधु 
और चूतके साथ खाकर दुग्धपान करने रोगनाश 
होता है। निम्बके तैलकी मधुसहित नस्य लेनेसे 
अनुष्य सौ वर्ष जीता है और उसके केश सदा 
काले रहते हैं। बहेडेकै चूर्णको एक तोला मामे 
शहद, घो और दूधसे पौनेवाला शतायु होता है। 
मधुरादिगणकी ओषधियों और हरीतकीको गुड़ 
और घृतके साथ खाकर दूधके सहित आल 
भोजन करनेवालोकि केश सदा काले रहते हैं तथा 
चह रोगरहित होकर पाँच सौ वर्षोका जीवन 
पाण करता है। एक मासतक सफेद पेठेके एक 
फल चूर्णको मधु, घृत और दूधके साथ सेवन 
करते हुए दुग्धानकका भोजन करनेवाला नौरोग 
रहकर एक सहस वर्षकी आयुका उपभोग करता 
है। कमलगन्धका चूर्ण भाँगरेके रसकी भावना 
देकर मधु और घृतके साथ लिया जाय तो वह 
सौ वर्षोंको आयु प्रदान करता है। कड्वी 
जुम्बोके एक तोलेभर तेलका नसय दो सौ वर्षोंकी 


५०० 


= अल्लिपुराण- 


आयु प्रदान करता है। त्रिफला, पीपल और 
सॉठ--इनका प्रयोग तीन सौ वर्षोकी आयु प्रदान 
करता है। इनका शतावरीके साथ सेवन अत्यन्त 
'बलप्रद और सहल वरषांकी आयु प्रदान करनेवाला 
है। इनका चित्रकके साथ तथा साँठके साथ 
'विडंगका प्रयोग भी पूर्ववत्‌ फलप्रद है। त्रिफला, 
पीपल और सॉठ--इनका लोह, भृङ्गराज, खरेटी, 
निम्ब-पशाज़, खैर, निर्गुण्डी, कटेरी, अड्सा 
और पुनर्नवाके साथ या इनके रसकी भावना 
देकर या इनके संयोगसे बटी या चूर्णका निर्माण 


करके उसका घृत, मधु, गुड़ और जलादि 
अनुपानेकि साथ सेवन कलसे पूर्वोक्त फलकी 
आप्त होती है। "३ हूं सः'-इस मसे" 
अभिमन्त्रित योगराज मृतसंजीवनीके समान 
होता है। उसके सेवनसे मनुष्य रोग और 
मृत्युपर विजय प्राप्त करता है। देवता, असुर 
और मुनियोने इन कल्प-सागरोका सेवन किया 
ह॥१-२३॥ 

'गजायुवेंदका वर्णन पालकाप्यने अङ्गराज 
(लोमपाद)-से किया था॥ २४॥ 


दो सौ सत्तासीवाँ अध्याय 
गज-चिकित्सा 


पालकाष्यन कहा-लोमपाद। तुह सम्मुख 
हाथियोके लक्षण और चिकित्सका वर्णन करता 
हूँ। लम्बी सूँडवाले, दी शास लेनेवाले, आघातको 
सहन करें समर्थ, बीस या अठारह नखोँवाले 
एवं शीतकालमे मदकी धारा बहानेवाले हाथी 
प्रशस्त माने गये हैं। जिनका दाहिना दाँत उठा हो, 
गर्जना मेघके समान गम्भीर हो, जिनके कान 
विशाल हों तथा जो त्वचापर सूकषम-ब्ुओसे 
चित्रित हों, ऐसे हाथियाँका संग्रह काला चाहिये; 
किंतु जो हस्वाकार और लक्षणहीन हों, ऐसे 
हाथियोंका संग्रह कदापि नहीं करना चाहिये। 
पार्शगर्भिणी हस्तिनी और मूढ़ उन्मत्त हाथियोंको 
भी न रखे। वर्ण, सत्त्व, बल, रूप, कान्ति, 
शारीरिक संगठन एवं वेग-इस प्रकारके सात 
गुणोंसे युक्त गजराज सम्मुख युद्धमे शतरुओपर 
विजय प्राप्त करता है। गजराज ही शिबिर और 
सेनाकी परम शोभा हैं। राजाओंकी विजय 


हाथियोंके अधीन है॥ १-५६ ॥ 

हाथियोकि सभी प्रकारके ज्वरोमे अनुवासन 
देना चाहिये। भूत और तैलके अध्यङ्गके साथ 
खान यात-रोगको नष्ट करनेवाला है। राजाऑको 
हाथियोके स्कन्धरोगॉम पूर्ववत्‌ अनुवासन देना 
चाहिये। विजन पणो गोमूत्र, हरदा और 
भृत दे। बद्धकोष्ठ (कब्जियत)-में तैलसे पूरे 
शरीरका मर्दन करके खान कराना या क्षरण 
कयना प्रशस्त है। हाथीको पञ्चजलवण (कालानमक, 
सेधानमक, संचर जोन, समुद्रललण और 
काचलवण) युक्त वारुणो मदिराका पान करावे। 
मूर्च्छा-रोगमेँ हाथीको वायविडंग, त्रिफला, त्रिकटु 
और सैन्धव लवणके ग्रास बनाकर खिलाये तथा 
मधुयुक्त जल पिलाये। शिरश्शूलमें अध्यङ्ग और 
नस्य प्रशस्त है। हाथियोंके परके रोगों तैलयुक्त 
'घोटलीसे मर्दनरूप चिकित्सा करे। तदनन्तर 
कल्क और कषायसे उनका शोधन करना चाहिये। 


“के हसः पठ हो ब्य उपलब्ध ई स वृतयम् नन ॐ जू ख ख ह 


“अध्याय २८७० 


५८। 


जिस हाथीको कम्पन होता हो, उसको पीपल 
और मिर्च मिलाकर मोर, तीतर और बटेरके 
मांसके साथ भोजन करावे अतिसाररोगके शमनके 
लिये गजराजको नेत्रबाला, बेलका सूखा गूदा, 
'लोध, धायके फूल और भिन्रोकी पिंडी बनाकर 
खिलावे। करग्रह (सूँडके रोग)-में लवणयुक्त 
घृतका नस्य देना चाहिये । उत्कर्णक-रोगमे पीपल, 
सोंठ, कालाजीरा और नागरमोथासे साधित यवागू | 
एवं वारहीकंदका रस दे। दशमूल, कुलथी, 
अम्लवेत और काकमाचीसे सिद्ध किया हुआ 
तैल मिर्चके साथ प्रयोग करनेसे गलग्रह-रोगका 
जाश होता है। मूत्रकृच्छ- रोगमें अहलवणयुरू सुरा 
एवं घृतका पान करावे अथवा खारेके बौजोँका 
काथ दे। हाथीको चर्मदोषमें जीम या अद्दूसेका 
क्राथ पिलावे। कृमियुक्त कोषको शुद्धिके 


ति पन मर आन मन ई। ज | ने 


पीपल, मुवक्का और शर्करासे शृत जलका पान 
क्षतदोषका क्षय करनेवाला है तथा मांस-रस भौ 
लाभदायक है। असचिरोगमे सॉठ, मिर्च एवं 
पिप्पलीयुक्त मूँग-भात प्रशंसित है। निशोध, 
त्रिकढु, चित्रक, दन्ती, आक, पीपल, दुग्ध और 
गजपीपल इनसे सिद्ध किया हुआ ख्नेह गुल्पतोगका 
अपहरण कराता है। इसी प्रकार (गजचिकित्सक) 
भदन, द्रावण, अध्यक्ष, खेहपान और अनुवासनके 
द्वार सभी प्रकारके विद्रधिरोगाका विनाश 
करे॥६-२६॥ 

हाथीके कुरोगोमें मँगकी दाल या मुँगके 
साथ मुलहठी मिलावे और नेत्रबाला एवं बेलकी 
'छालका लेप करे। सभी प्रकारके शूलोंका शमन 


करलेके लिये दिनके पूर्वभागरमे इन्द्व, हींग, 
ूपसरल, दोनों हल्दी और दारुहल्दीकी पिंडी 
दे। हाथियोंके उत्तम भोजनमें साठी चावल, 
मध्यम भोजनमें जौ और गेहूँ एवं अधम भोजनमें 
अन्य भक्ष्य-पदार्थ माने गये हैं। जौ और ईख 
झधियॉका बल बढ़ानेवाले हैं तथा सूखा तृण 
उनके धातुको प्रकुषित कसेवाला है। मदक्षीण 
'हाथीको दुग्ध पिलाना प्रशस्त है तथा दीपनीय 
इज्यसे पकाया हुआ मांसरस भी लाभप्रद है। 
गुगणुल, गठिवन, करकोल्यादिगण और चन्दन- 
इनका मधुके साथ प्रयोग करे। इससे पिण्डोट्रेक- 
रोगका नाश होता है। कुटकी, मत्स्य, वायविङंग, 
लवण, कोशातकी (झिमनी)-का दूध और हल्दी- 
इनका धूप हाथियोंके लिये विजयप्रद है । पीपल 
और चावल तथा तेल, माध्यीक (महुआ या 
रससे निर्मित सुरा) तथा मधु-इनका 
परिषेक दीपनीय माना गया है। गौरैया 
चिड़िया और कबूतरकी बोट, गूलर, सूखा गोबर 
एवं मदिरा-इनका मज्जन हाथियोंकों अत्यन्त 
प्रिय है। हाथीके नेज्रोंको इससे अजित करनेपर 
वह संग्रामभूमिमें शजुऑको मसल डालता है। 
जीलकमल, नागरमोथा और तगर-इनको चावलके 
जलमें पीस ले। यह हाथियोंके नेको परम 
शान्ति प्रदान करता है। नख बढ़नेपर उनके 
नख काटने चाहिये और प्रतिमास तैलका सेक 
करना चाहिये। हाथियॉका शयन-स्थान सूखे 
गोबर और घूलसे युक्त होता चाहिये। शरद्‌ और 
औष्प-ऋतुमें इनके लिये घृतका सेक उपयुक्त 
है॥ २२-३३॥ 


इस प्रकार आदि आप्रेय महातुराणमे “गज-चिकित्साका कथन" मक 
डो सौ सालीचा अध्याय पूरा हु २८७० 
~ 


अश्चवाहन-सार 


भगवान्‌ धन्वन्तरि कहते हैं-- स्रत! अब मैं 
अश्चवाहनका रहस्य और अश्वॉकी चिकित्साका 
वर्णन करूँगा। धर्म, कर्म और अर्थकी सिद्धिके 
लिये अधोँका संग्रह करना चाहिये। घोड़ेके ऊपर 
प्रथम बार सवारी करनेके लिये अधिनी, श्रवण, 
हस्त, उत्तराषाढ़, उत्तरभाद्रपद और उत्तरफल्गुनी 
नक्षत्र प्रशस्त माने गये हैं। घोड़ोंपर चढ़नेके लिये 
हेमन्त, शिशिर और वसन्त ऋतु उत्तम हैं। पोष्य, 
शरद्‌ एवं वर्षा ऋतुमें घुङ्सवारी निषिद्ध है। 
चोड़ोंकों तीखे और लचीले डंडॉंसे न मारे। 
उनके मुखपर प्रहार न को। जो मनुष्य घोडके 
मनको नहीं समझता तथा उपायोंको जाने बिना 
ही उसपर सवारी करता है तथा घोडेको कौलों 
और अस्थियोसे भर हुए दुर्गम, कण्टकयुर, बालू 
और कौचड़से आच्छन पथपर , गड या उनत 
भूभियोसे दूषित मार्मपर ले जाता है एवं पौठपर 
काठीके बिना हौ बैठ जाता है, यह मूर्ख अश्रका 
ही वाहन बनता है, अथात्‌ वह अश्के अधीन 
होकर विपत्तिमें फैंस जाता है। कोई बुद्धिमाोमे 
ष सुकृतो अश्ववाहक अश्चशास्त्रको पढे बिना 
भी केवल अभ्यास और अध्यवसायसे ही अश्चको 
अपना अभिप्राय समझा देता है। अथवा घोडके 
अभिप्रायकों समझकर दूसरोंको उसका ज्ञान करा 
देता है।॥ १-६६ ॥ 

अश्चको नहलाकर पूर्वाभिमुख खड़ा करे। 
फिर उसके शरीरम आदियें '3>' और अतम 
“नमः शब्द जोड़कर अपने बीजाकषरसे यु मन्त्र 
बोलकर देवताओंकी क्रमशः योजना (नयास या 
भावना) करे*। आधके चिते ब्रह्मा, बलमें 


विष्णु, पराक्रममें गरुड, पार्शभागमे रुद्रगण, बुद्धिमे 
बृहस्पति, मर्मस्थानमें विदे, नेत्रावर्त और 
में चद्रमा-सूरय, कानोंमें अशिनीकुमार, जठ 
स्व, जिहामें सरस्वती, वेगमें पवग, पृष्ठभागे 
स्वर्गपृषठ, खुरग्रमे समस्त पर्बत, रोमकूप 
नक्र, इदमे चन्द्रकला, तेजमें अझ, णमे 
रति, ललाटमें जगत्पति, हेषित (हिनहिनाहट)- 
में नवग्रह एवं वक्ष:स्थलमें वासुकिका न्यास करे। 
अश्ारोही उपवासपूर्वक अश्चकी अर्चना करे एवं 
उसके दक्षिण कर्में निम्नलिखित मन्त्रका जप 
करे-॥७-१२॥ 

'ुदँगम! तुम गन्धर्वराज हो। मेरै वचनको 

सुनो। तुम गन्धवंकुलमें उत्पन्न हुए हो। अपने 
कुलको दूषित न करना। अश्च राहणे सत्यवचन, 
सोम, गरुड, स, वरुण और पवनके बल एवं 
अग्रिके तेजसे युक्त अपनी जातिका स्मरण करो। 
याद करो कि "तुम रज्र हो।' सत्यवाक्यका 
स्मरण करो। बल्णकन्या वारुणी और ' 
'याद करो। जब दतं और देवताओंद्रा क्षीरसमुद्का 
अन्यन हो रहा था, उस समय तुम देवकुलमें 
भूत हुए थे। अपने वाक्यका पालन करो। तुम 
अश्वंशमें उत्पन्न हुए हो। सदाके लिये मेरे भित्र 
नो । मित्र! तुम यह सुनो। मर लिये सिद्ध वाहन 
बनो। मेरी रक्षा करते हुए मेरी विजयकी रक्षा 
करो। समराङ्गणर्मे मेरै लिये तुम सिद्धिप्रद हो 
जाओ। पूर्वकालयें तुम्हारे पृष्ठभगपर आरुढ 
होकर देवताओंने दैत्याँका संहार किया था। आज 
मैं तुम्हरे ऊपर आरूढ़ होकर शत्रुसेनाऑपर 
विजय प्राप्त करँगा”॥ १३--१९॥ 


न उसा ॐ जे उन भश ऊ लि ले कस बले कलम 


+ अध्याय २८८० 


३ 


अधारोही वीर अश्वक कर्णमें उसका जप करके 
शब्रुऑंको मोहित करता हुआ अश्वको युद्धस्थलमें 
लाये और उसपर आहद हो युद्ध करते हुए विजय 
प्राप्त के। श्रेष्ठ अश्वारोही घोड़ोंके शरीरसे उत्पन्न 
दोषोंको भी प्राय: यत्रूर्वक नष्ट कर देते हैं तथा 
उनमें पुनः गुणोंका विकास करते हैं। श्रेष्ठ 
अश्वारोहियोंद्वारा अश्ें उत्पादित गुण स्वाभाविक- 
से दौखने लगते हैं। कुछ अश्वारोही तो घोड़ोंके 
सहज गुणोंको भी नष्ट कर देते हैं। कोई अशोके गुण 
और कोई उनके दोषोंकों जानता है। वह बुद्धिमान्‌ 
पुरुष धन्य है, जो अश्व-रहस्थकों जानता है। 
मन्दबुद्धि मनुष्य उनके गुण-दोष दोनोंको ही नहँ 
जानता। जो कर्म और उपायसे अनभि है, अश्वका 
वेगपूर्वक वाहन करेमें्रयरशील है, क्रोधी एबं 
छोटे अपराधपर कठोर दण्ड देता है, वह अश्चारोही 
कुशल होनेपर भी प्रशंसित नहीं होता है। जो 
अश्वारोही उपायका जानकार है, घोडेके चित्तको 
समझनेवाला है, विशुद्ध एवं अश्वदोषोंका नाश 
'करनेवाला है, वह सम्पूर्ण कमॉमें निपुण सवार सदा 
गुणोंके उपाज॑नमें लगा रहता है । उत्तम अश्चारोही 
अश्वकों उसकी लगाम पकड़कर बाहाभूमिमें ले 
जाय। वहाँ उसकी पौठपर बैठकर दायें-बायेके 
भेदसे उसका संचालन करे। उत्तम घोड़ेपर चढ़कर 
सहसा उसपर कोड़ा नहीं लगाना चाहिये; क्योंकि 
बह ताड्नासे डर जाता है और भयभीत होनेसे 
उसको मोह भी हो जाता है। अश्चारोही प्रात:काल. 
अशवको उसकी वल्गा (लगाम) उठाकर प्लुतगतिसे 
चलाये। संध्याकालमें यदि घोड़ेके पैरमे नाल न हो 
तो लगाम पकड़कर धारे-धौरे चलाये, अधिक 
वेगसै न दौडाये ॥ २०-२८॥ 

कपर जो कानमें जपनेकी बात तथा अश्च- 
'संचालनके सम्बन्धमें आवश्यक विधि कही गयी 
है, इससे अश्वको आश्वासन प्राप्त होता है, 


इसलिये उसके प्रति यह 'सामनीति'का प्रयोग 
हुआ। जब एक अश्व दूसरे अश्वके साथ (रथ 
आदिमे) नियोजित होता है, तो उसके प्रति यह 
“भेद-नौति'का बाव हुआ। कोड आदिसे अको 
चौटना--यह उसके ऊपर 'दण्डनीति'का प्रयोग 
है। अश्को अनुकूल बनानेके लिये जो काल- 
विलम्ब सहन किया जाता है या उसे चाल 
'सौखनेका अवसर दिया जाता है, यह उस अश्चके 
प्रति “दान-नीति'का प्रयोग समझना चाहिये॥ २९॥ 

पूर्व-पूर्व नौतिकी शुद्धि (सफल उपयोग) हो 
जानेपर उत्तरोत्तर नीतिका प्रयोग करे। घोड़ेकी 
जिड़ाके नचे बिना योगके ग्रन्थि बाँधे। अधिक- 
से-अधिक सौधुने सूतको बैंटकर बनायी गयी 
वल्गा (लगामको) घोड़ेके दोनों गल्फराँमै घुसा 
दे। फिर धीरे-धीरे वाहनको भुलावा देकर लगाम 
डोली करे। जब घोड़ेको जिला आहीनावस्थाको 
प्राप्त हो, तब जिहातलकी ग्रन्थ खोल दे। 
जबतक आश स्तोभ (स्थिरता)-का त्याग न कर, 
तबतक गाढ़ताका मोचन करे--लगामको अधिक 
न कसे। उसराणको तबतक खूब कसा- 
कसा रखे, जबतक अश्च मुखसे लार गिता रहे। 
जो स्वभावसे ही ऊपर मुँह किये रहे, उसी 
अशा उसस्त्राण खूब कसकर श्रेष्ठ भुड्सवार 
उसे अपनी दृष्टिके संकेतपर लीलापूर्वक चला 
सकता है॥ ३०-३३६ ॥ 

जो पहले घोड़ेके पिछले दा पैसे दई वल्गा 
संयोजित कर देता है, उसने उसके दायें पैरको 
काबूमें कर लिया। इसी क्रमसे जो बायीं वल्गासे 
घोडेके बारे परको संयुक्त कर देता है, उसने भी 
उसके वाम पैरपर नियन्त्रण पा लिया। यदि अगले 
चर परित्यकत हुए तो आसन सुदृढ़ होता है। जो पैर 
दुष्कर मोटनकर्ममें अपहत हो गये, अथवा चायें 
दरें हीन अवस्था आ गयी, उस स्थितिका नाम 


अम्तिपुराण " 


'नाटकायन' है । हनन और गुणन कोम 'खलीकार" 
होता है। बारंबार मुख-व्यावर्तन अश्चका स्वभाव 
है। ये सब लक्षण उसके परपर नियन्त्रण पानेके 
कारणभूत नहीं हैं। जब देख ले कि घोडा पूर्णतः 
बिश्वस्त हो गया है, तब आसनको जोरसे दबाकर 
अपना पैर उसके मुखसे अड दे; ऐसा करके उसकी 
'ग्राहाताका अवलोकन हितकारी होता है। रानोँदारा 
जोरसे दबाकर लगाम खौंचकर उसके बन्धनसे 
जो घोडेके दो पैरोंको गृहीत--आकर्षित किया 
जाता है, वह 'उद्ठक्कन' कहलाता है। लगामसे 
घोडेके चारों पैराँको संयुक्त कर उसे यबे 
ढीली करके बाहा पार्ष्गिभागेकि प्रयोगसे जहाँ 
'ोड़ेको मोडा जाता है, उसे 'मोटन' (या ताडून) 
साना गया है॥ ३४-४९॥ 

बुद्धिमान्‌ घुङ्सवार इस क्रमसे प्रलय तथा 
अधिष्लवको जान ले। फिर चतुर्थ मोटन करिवर 
इस विधिका सम्पादन होता है। जो घोड़ा 
जलघुमण्डलमें मोटन और उद्वक्कनद्वारा अपने 
पैरको भूमिपर नहीं रखता-भूमिस्पर्शके बिना 
ही चक्कर पूरा कर लेता है, यह सफल माना 
जया है; उसे इस प्रकारकी पादगति ग्रहण 
रानी -सिखानी चाहिये। आसनमें खूब कसकर 
तिब करके जिसे शिक्षा दी जाती है, तथापि जो 
अन्दगतिसे ही चलता है, फिर संग्रहण करके 
(पकड़कर) जिसे अभीष्ट चाल ग्रहण करायी 
जाती है, उसकी उस शिक्षणक्रियाको 'संग्रहण' 
कहा गया है। जो घोड़ा स्थानमें स्थित होकर भी 
व्यग्रचित हो जाय और उसके पार्शभागमें ऐंड 
लगाकर लगाम खींचकर उसे कण्टकपान (लगामके 
'लोहेका आस्वादन) कराया जाय तथा इस प्रकार 
ार्थभागमें किये गये इस पाद-प्रहास्से जो खलीकृत 
होकर चाल सीखे, उसका वह शिक्षण 'खलीकार' 
माना गया है। तीनों प्रकारकी गतियोंसे भी जो 


मनोवान्डित पैर (चाल) नहीं पकड़ पाता है, 
उस दशाम डंडेसे मारकर जहाँ वह पादग्रहण 
कराया जाता है, वह क्रिया 'हनन' कही गयी 
है॥४२-४७॥ 

जब दूसरी वल्गा (लगाम)-के द्वारा चार बार 
खलीकृत करके अश्वको अन्यत्र ले जाकर 
उच्छ्वासित करके वह चाल ग्रहण करायी जाती 
है, तब उस क्रियाको 'उच्ास' नाम दिया जाता 
है। स्वभावसे हो अश्च अपना मुख बाहा दिशाको 
ओर घुमा देता है। उसे यलपूर्वक उसी दिशाको 
ओर मोड़कर, वहीँ नियुक्त करके जब अश्चको 
वैसी गति ग्रहण करायी जाती है, तब इस य्रको 
“मुखव्यावर्तन' कहते हैं। क्रमश: तों ही गतियोंमे 
चलनेकी रीति ग्रहण कराकर फिर उसे मण्डल 
आदि पश्चचाराओँमें चलेका अध्यास कराये। 
ऊपर उठे हुए मुखसे लेकर घुटनोंतक जब अध 
शिथिल हो जाय, तब उसे गतिकी शिक्षा देनेके 
लिये बुद्धिमान्‌ पुरुष उसके ऊपर सवारी करे तथा 
जबतक उसके अङ्गोमे हल्कापन या फुर्ती न आ 
जाय, तबतक उसे दौड़ाता रहे। जब घोडेकी 
गर्दन कोमल, मुख हलका और शरीरकी सारी 
संधयो शिथिल हो जायें, तब वह सबाएके वशमें 
होता है; उसी अवस्थामें अश्चका संग्रह करे। जब 
चह पिछला पाद (गति-ज्ञान) न छोड़े, तब वह 
साधु (अच्छा) अश्व होता है। उस समय दोनों 
हायसे लगाम खाँचे। लगाम खचकर ऐसा कर 
दे, जिससे घोडा ऊपरकी ओर गर्दन उठाकर एक 
तरसे खडा हो जाय। जब भूतलपर स्थित हुए 
पिछले दोनों पैर आकाशे उठे हुए दोनों अग्रिम 
तरेके आश्रय बन जायें, उस समय अश्चको महसे 
संधारण करे। सहसा इस प्रकार खाँचनेपर जो 
घोडा खड़ा नहीं होता, शरीरको झकझोर लगता 
है, तब उसको मण्डलाकार दौड़ाकर साधे--वशमें 


५ अध्याय २८६० 


५८५, 


समर कक कक कक कक कक न कक क कक कक कस फेल 


करे। जो घोडा कंथा कँपाने लगे, उसे लगामसे 
खींचकर खड़ा कर देना चाहिये ॥ ४८--५६॥ 
गोबर, नमक और गोमूत्रका क्राथ बनाकर 
उसमें मिट्टी मिला दे और घोडेके शरोरपर उसका 
लेप करे। यह मवखी आदिके काटनेकी पड़ा 
तथा थकावटको दूर करनेवाला है। सवारको 
चाहिये कि वह 'भद्र! आदि जातिके घोड़ोंको 
माँड्‌ दे। इससे सूक्ष्म कीट आदिके दंशनका कष्ट 
दूर होता है। भूखके कारण घोड़ा उत्साहशून्य हो 
जाता है, अतः मँ देना इसमें भी लाभदायक है। 
'घोडेको उतनी ही शिक्षा दनी चाहिये, जिससे वह 
वशीभूत हो जाय। अधिक सवारीमे जोते जानेपर 
घोड़े नष्ट हो जाते हैं। यदि सवारी ली ही न जाय 
तो वे सिद्ध नहीं होते। उनके मुखको ऊपरकी 
ओर रखते हुए हौ उनपर सवारी करे। मुट्ठीको 
स्थिर रखते हुए दोनों घुटनोंसे दबाकर अश्वको 
आगे बढ़ाना चाहिये। गोमूत्राकृति, वक्रता, वेणी, 
'पद्ममण्डल और मालिका-इन चिहोंसे युक्त अश्व 
*पश्नोलूखलिक' कहे गये हैं। ये कार्यमें अत्यन्त 


गोले कहे गये हैं। इनके छः प्रकारके लक्षण 
बताये जाते हैं--संक्षिप्त, विशिप्त, कुडित, आजित, 
बल्गित और अबल्गित। गलौमें या सड़कपर सौ 
घनुषकी दूरीतक दौड़ानेपर "भद्र" जातीय अश्च 
सुसाध्य होता है। 'मन्द' अस्सी धनुषतक और 
“दण्डैकमानस' नब्बे धनुषतक चलाया जाय तो 
साध्य होता है। 'मूगजङ्गघ' या मृगजातीय अश्च 
संकर होता है; वह इन्हींके समन्वयके अनुसार 
अस्सी या नब्बे धनुषकी दूरीतक हाँकनेपर 
साध्य होता है॥५७--६३॥ 

शक्कर, मधु और लाजा (धानका लावा) 
खानेवाला ब्राह्मणजातीय अश्च पवित्र एवं सुगन्धयुक्त 
होता है, क्षत्रिय-अश्व तेजस्वी होता है, वैश्य-अश्व 
विनीत और बुद्धिमान्‌ हुआ करता है और शूद्र-अश्च 
अपवित्र, चञ्चल, मन्द, कुरूप, बुद्धिहीन और दुष्ट 
होता है। लगामद्वारा पकड़ा जानेपर जो अश्व लार 
रने लगे, उसे रस्सी और लगाम खोलकर पानीकी 
धारसे नहलाना चाहिये । अब अश्चके लक्षण बताऊँगा, 
जैसा कि शालिहोत्रने कहा था॥ ६४--६६॥ 


इस प्रकार आहि आग्रेक महापुरामें "आकषवाहन-सार- वर्णन” नामक 
डो सौ अमीरी अध्याप पूरा हुआ २८८॥ 
eee 
दो सौ नवासीवाँ अध्याय 
अश्व-चिकित्सा 
शालिहोत्र कहते हं- सुश्रुत ! अब मैं अश्चोके | जन्मसे ही बिना अण्डकोषका, दो खुरॉंवाला, 
लक्षण एवं चिकित्सका वर्णन करता हूँ। जो अश्च | शङगयु, तीन रङ्गाँवाला, व्याग्रवर्ण, गर्दभवर्ण, 
हीनदनत, विषमदन्युकत या बिना दाँतका, कराली | भस्मवर्ण, सुवर्ण या अग्रिवर्ण, ऊँचे ककुदवाला, 
(दोसे अधिक दन्तपङ्कियोंसे युक्त, कृष्णतालु, | तक्र, कौवे जिसपर आक्रमण करते हों, 
कृष्णवर्णकी जिसे यु, युग्मज (जुड़वा पैदा), | जो खरसार* अथवा वानरके समान नेत्रोंवाला हो 
पलक अबे सर अचा बल इन रबा ह 
नो हे तिवलेद य वततकी सा! खहलारः छन मत भरे हान, 
“भके समत र उसके समान रल व कुछ अत "सर कहा दा आध जिस के नार या रहे 
वास कला है, वह राजा नाको प्रा होता है” 


या जिसके अयाल, गुह्याङ्ग तथा नथुने कृष्णवर्णके 
हों, यवके टूँडके समान कठोर केश हों, जो 
तीतरके समान रंगवाला हो, विषमाज़ हो, श्वेत 
चरणवाला हो तथा जो ध्रुव (स्थिर) आवर्तोसे 
रहित हो तथा अशुभ आवतोसे युक्त हो, ऐसे 
अश्वका परित्याग करना चाहिये॥ १-५ ॥ 

नाक तथा नाकके पास (ऊपर) दो-दो, 
मस्तक एवं वक्ष:स्थलमें दो-दो तथा प्रयाण (पीठ 
और पिछले भाग), ललाट और कण्ठदेशमें (भी 
दो-दो)--इस प्रकार अशोके दस आवर्त (भैंवरी- 
चि) शुभ माने गये हैं। ओष्ठ-प्रान्तमे, ललाटमें, 
कानके मूलमें, निगालक (गर्दन)-में, अगले 
रोके ऊपर मूलमें तथा गलेमें स्थित आवर्त श्रेष्ठ 
कहे जाते हुँ । शेष अङ्गोके आवर्त अशुभ होते हैं। 
शुक, इन्द्रगोप (बीरवधूटी), एवं चन्द्रमाके समान 
कान्तिसे युक्त, काकवर्ण, सुवर्णवर्ण तथा चिकने 
घोड़े सदैव प्रशस्त माने जाते हैं। जिन राजाओके 
'पास लंबी परीवावाले, भीतरकी ओर धेँसी आँखवाले, 
छोटे कानवाले, किंतु देखनेमें मनोहर घोड़े हों, 
हाँ विजयकी अभिलाषा छोड़ दे। घोड़े-हाथो 
यदि पाले जायै तो शुभप्रद होते हैं; परंतु यदि 
उचित पालन न हो तो दुःखप्रद होते हैं। घोड़े 
लक्ष्मीके पुत्र, गन्धर्वरूपमें पृथ्वीके उत्तम रन हैं। 
अश्वमेधमें पवित्र होनेके कारण ही अश्वका 
उपयोग किया जाता है॥६--१०३॥ 

मधुके साथ अडूसा, नीमकी छाल, बड़ 
'कटेरी और गिलोय--इनकी पिण्डी तथा सिरका 
स्वेद-ये नासिकामलको नाश करनेवाले हैं। 
हींग, पीकरमूल, सॉठ, अम्लवेत, पीपल तथा 
सैन्धवलवण-ये गरम जलके साथ देनेपर शूलका 
नाश करते हैं। सॉठ, अतीस, मोथा, अनन्तमूल 
या दूब और बेल--इनका क्रय घोड़ेको पिलावा 
जाय तो वह उसके सभी प्रकारके अतिसारको 


करता है। प्रिय्ग, कालीसर तथा पर्याप्त 
शर्करासे युत बकरोका गरम किया हुआ दूध पी 
लेनेपर घोड़ेकी थकावट दूर हो जाती है। अश्वको 
द्ोणीमें तैलबस्ति देनी चाहिये अथवा कोष्ठमें 
उत्पन्न शिराओंका वेधन करना चाहिये। इससे 
उसको सुख प्राप्त होता है॥ ११-१५६ ॥ 

अनारकी छाल, त्रिफला, त्रिकटु तथा गुड़- 
इनको सम मात्रामै ग्रहण करके इनका पिण्ड 
बनाकर घोडेको दे। यह अश्वॉकी कृशताको दूर 
करनेवाला है। घोड़ा प्रियजन, लोध तथा मधुके 
साथ अडूसेके रस या पञ्चकोलादि (पीपल, 
पौपलामूल, चव्य, चीता तथा सोंठ) युक्त दुग्का 
पान करे तो वह कासरोगसे मुक्त हो जाता है। 
प्रस्कन्ध (छलाँग आदि दौड़)-से हुए सभी 
प्रकारके कष्टमें पहले शोधन श्रेयस्कर होता है। 
तदनन्तर अभ्यङ्ग, उद्वर्त, ख्रेहन, नस्य और 
वर्तिकाका प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है। ज्वस्युक्त 
अश्लॉकी दुषधसे ही चिकित्सा करे। लोधमूल, 
करञ्जमूल, बिजौरा नौबू, चित्रक, सॉठ, कूट, 
यच एवं राखा-इनका लेप शोध, (सूजन)-का 
नाश करनेवाला है। घोडेको निराहार रखकर 
'मजीठ, मुलहठी, मुनक्का, बढ़ी कटेरी, छोटी 
कटेरी, लाल चन्दन, खीरेके मूल और बीज, 
सिंहाड़ेके बीज और कसेरु-इनसे युक्त बकरीका 
दूध पकाकर अत्यन्त शीतल करके शक्करके 
साथ पिलानेसे वह घोड़ा रकप्रमेहसे छुटकारा 
पाता है॥ १६-र२॥ 

मन्या, ठुड्डी तथा ग्रीवाकी शिराओंके शोध 
तथा गलग्रहरोगमें उन-उन स्थानोपर कटुतैलका 
अध्यङ्ग प्रशस्त है। गलग्रहरोग और शोध प्रायः 
'गलदेशमें ही होते हैं। चिरचिरा, चित्रक, सैन्धव 
तथा सुगन्ध घासका रस, पीपल और हाँगके साथ 
इनका नस्य देनेसे अश्व कभी विषादयुक्त नहीं 


4 अध्याय २८९० 


५८७ 


होता है। हल्दी, दारुहल्दी, मालकाँगनी, पाठा, 
पीपल, कूट, बच तथा मधु-इनका गुड़ एवं 
गोमूत्रके साथ जि्वप लेप जिहवास्तम्भमे हितकर 
है। तिल, मुलहठी, हल्दी और नीमके पत्तोसे 
निर्मित पिण्डी मधुके साथ प्रयोग करनेपर व्रणका 
शोधन और घृतके साथ प्रयुक्त होनेपर घावको 
भरती है। जो घोड़े अधिक चोटके कारण तीव्र 
वेदनासे युक्त होकर लैगड़ाने लगते हैं, उनके 
लिये तैलसे परिषेक-क्रिया शौद्र हौ रोगनाश 
करनेवाली होती है। वात, पित, कफ दोषोके 
द्वारा अथवा क्रोधके कारण चोट पा जानेसे पके, 
फूटे स्थानोंके ब्रणके लिये यह क्रम है। पीपल, 
गूलर, पाकर, मुलहठी, बट और बेल--इनका 
अत्यधिक जलमें सिद्ध क्राथ थोड़ा गरम हो तो 
चह व्रणका शोधन करनेवाला है। सौंफ, सॉठ, 
रखा, मजीठ, कूट, सैन्धव, देवदार, वच, हल्दी, 
दाएहल्दी, रक्तचन्दन-इनका ह क्राथ करके 
'गिलोयके जलके साथ या दूधके साथ उद्वतन, 
अस्ति अथवा नस्यरूपर्मे प्रयोग सभी लिङ्गित 
दोषोमें करना चाहिये ।नेत्रोगयुक्त अक्के नेजान्तमेँ 
जोँकद्वारा अभिसावण कराना चाहिये। खैर, गूलर 
और पौपलकी छालके क़ाथसे नेज्रोंका शोधन 
होता है॥ २३-३२ ६॥ 

युक्तावलम्बी अश्चके लिये आँवला, जवासा, 
पाठा, प्रियङ्गु, कुङ्कुम और गिलोय--इनका समभाग 
ग्रहण करके किया हुआ कल्क हितकर 
है। कर्णसम्बन्धी दोषमें एवं उपद्रवमें, शिल 
(अनियमित वृत्ति)-में, शुष्क-शेपमें (लिङ्ग सूखनेकी 
दशामे) और शीघ्र (हानि) करनेवाले दोफमें 
तत्काल वेधन करना चाहिये। गायका गोबर, 
'मजीठ, कूर, हल्दी, तिल और सरसो-इनको 


जोम पीसकर मर्दन करनेसे खुजलीका नाश 
होता है। शालकौ छालका क्राथ शीतल हो 
जानेपर मधु और शर्करासहित नासिकामें डालनेसे 
एवं उसो प्रकार पिलानेसे घोडेका रक्तपितत नष्ट होता 
है। घोडाको सातवें-सातवें दिन नमक देना 
चाहिये ॥ ३३--३७॥ 

आके अधिक भोजन हो जानेपर वारुणी 
(मदिर), शरद्‌ ऋतु जीवनीयगण"के द्रव्य 
(जबक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, 
क्षीरकाकोली, मुद्गपर्णी (वनमूँ), माषपर्णी 
(वनउरद), जीवन्ती तथा मुलहठी), मधु, दाख, 
शक्कर, पिपली और पद्माखसहित प्रतिपानमें देना 
चाहिये। हेमन्त ऋतुमें अश्लॉको वायबिडंग, पीपल, 
धनिया, सौंफ, लोध, सैन्धवलवण और चिप्रकसे 
समन्वित प्रतिपान देना चाहिये। वसन्त ऋतु 
जोध, पियङगु, मोथा, पीपल, सॉठ और मधुसे 
सुकत प्रतिपान कफनाशक माना गया है। प्रीप्प 
उमे प्रतिपानके लिये प्रियङ्ग, पीपल, सोध, 
मुलहठी, सॉठ और गुड्के सहित मदि दे। वर्षा 
लुम अश्चोकि लिये प्रतिपान तैल, लोध, लवण, 
चौपल और साँठसे समन्वित होना चाहिये। प्रीष्म 
हमें बढ़े हुए पिके प्रकोपसे पीड़ित, शरत्कालमें 
रकघनत्वसे युक्त अश्चको एवं परावृ (वषकि 
अरम्भ)-में जिन घोड़ोंका गोबर फूट गया है, 
उन्हें घृत पिलाना चाहिये। कफ एवं वातकी 
अधिकता होनेपर अको तैलपान कराना चाहिये। 
जिनके शरीरें स्रेहतत्वके प्राबल्यसे कोई क्ट 
उत हो, उनका रक्षण करना चाहिये। म्ठाके 
साथ भोजन तथा तीन दिनतक यवागू पिलानेसे 
अशोका रुक्षण होता है। अश्रोके बस्तिकर्मके 
लिये शरद-प्ीषममं घत, हेमन्त-वसन्तमें तल तथा 


'+ जोवकपको से महामेदा काकोली कोरक म माचर कदो मधि रानि जोवनीयालि भनि 


(ब स, सस्व» ४ अ) 


= अस्पु 


मससर 


वर्षा एवं शिशिर ऋतुओमें घृत-तैल दोनॉका 
प्रयोग करना चाहिये। जिन घोड़ोंको खेह (तैल- 
पृतादि) पान कराया गया है, उनके लिये (गुरू 
भारी) या अभिष्यन्दी (कफकारक) भोजन- 
आत आदि, व्यायाम, खान, धूप तथा वायुरहित 
स्थान वर्जित हैं। वर्षा ऋुमें घोड़ेको दिनमें एक 
बार खान और पान कराये, किंतु घोर दुर्दितके 
समय केवल पान ही प्रशस्त है। समशीतोष्ण 
ऋतुमें दो बार और एक बार खान विहित है। 
षम ऋतुमें तीन बार खान और प्रतिपान उचित 
होता है। पूर्णजलमें बहुत देरतक खान कराना 
चाहिये॥ ३८-४९४ 

घोडेको प्रतिदिन चार आढक भूसासे रहित 
जौ खिलावे। उसको चना, धान, मूँग या मटर भी 


खानेको दे। अश्वको (एक) दिन-रातमें पाँच सेर 
दूब खिलावे। सूखी दूब होनेपर आठ सेर अथवा 
भूसा हो तो चार सेर देना चाहिये। दूवा पिका, 
जौ कासका, भूसी कफाधिक्यका, अर्जुन श्वासका 
एवं मानकन्द बलक्षयका नाश करता है। दूर्वाभोजी 
अश्वको कफज, वातज, पित्तज और संनिषातज 
रोग पीड़ित नहीं कर सकते। दुष्ट घोड़ोंके आगे- 
चौछे दोनों ओर दो रण्जुबन्धन करने चाहिये। 
रदे भी बन्धन करना चाहिये। घोड़े आस्तरणयुकत 
और धूपित स्थानमें बसाने चाहिये। जहाँ कि 
उपायपूर्वक घासे रखी हों। (वह अश्वशाला) 
प्दीपसे आलोकित तथा सुरक्षित होनी चाहिये। 
चुड़सालमें मयूर, अज, वानर और मृगोंको रखता 
चाहिये॥५०-५६॥ 


इस प्रकार आदि आप्रेय सहातुराणमे 'अक्ष-च७कित्साका कघत” नामक 
दो सौ चासा अध्याय पूण हुआ २८९ ॥ 


दो सौ नब्बेवाँ अध्याय 


अश्वः 

शालिहोत्र कहते हैं--सुश्रुत! अब मैं घोड़ोंके 
रोगॉका मर्दन करनेवाली *अश्वशान्ति'का वर्णन 
'कहूँगा; जो नित्य, नैमित्तिक और काम्यके भेदसे 
तीन प्रकारकौ मानी गयी है; इसे सुनो। किसी 
शुभ दिनको श्रीधर (विष्णु), श्री (लक्ष्मी) तथा 
'उच्जै:श्रवाके पुत्र हयराजकी पूजा करके सबिता- 
देवता-सम्बन्धी मन्त्रोद्वारा घीका हवन करे। 
तदनन्तर ब्राह्मणोको दक्षिणा दे। इससे अशोको 
वृद्धि होती है। (शुभ दिनसे आरम्भ करके इस 
कर्को प्रतिदिन चालू रखा जाय तो यह “नित्य 
अश्व-शान्ति' है) ॥ १-२३ ॥ 

(अश्व-सपृद्धिकी कामनासे) आशिनके शुक्ल- 
'पक्षकी पूर्णिमाको नगरके बाह्यदेशमें शान्ति-कर्म 
करे। उसमें विशेषतः अश्विनोकुमारों तथा वरुण- 


शान्ति 
देवताका पूजन करे। तत्पकषत्‌ श्रीदेवीको वेदीपर 
पद्यासनके ऊपर अङ्कित करके उन्हें चारों ओरसे 
यृक्षकी शाखाओद्वारा आवृत कर दे। उनकी सभी 
दिशाओं समस्त रसाँसे परिपूर्ण कलशॉको 
स्तसहित स्थापित करे। इसके बाद श्रीदेवीका 
पूजन करके उनकी प्रसनताके लिये जौ और 
चीका हवन करे। फिर अश्विनीकुमारों और 
अक्की अर्चना करे तथा ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे। 
(यह काम्य शान्ति हुई)। अब नैमितिक शान्तिका 
वर्णन सुनो ॥ ३-५ ६॥ 

मकर आदिकी संक्रान्तियोमें अशोका पूजन 
करे। साथ ही कमलपुष्पोररा विष्णु, लक्ष्मी 
जहा, शंकर, चन्द्रमा, सूर्य, अश्विनोकुमार, 
वन्त तथा उच्चै:श्रवाकी अर्चना करे। इसके 


«अध्याय २९१५ 


५८९ 


रममम 


सिवा कमलके दस दलॉपर दस दिक्पालोंकी 
भी पूजा करे। प्रत्येक अर्चनीय देवताके निमित्त 
चेदीपर जलपूर्ण कलश स्थापित करे और 
उन कलशोमें अधिष्ठित देवको पूजा करे। इन 
देवताओंके उत्तरभागमें इन सबके निमित्त 


विल, अक्षत, घो और पीली सरसाँकी आहुतियाँ 
दे। एक-एक देवताके निमित्त सौ-सौ आहतियो 
देनो चाहिये। अश्वसम्बन्धो रोगोके निवारणके 
लिये उपवासपूर्वक यह शान्तिकर्म करना उचित 
हे॥६-८॥ 


इस प्रकार आदि आरोक महातुराणरये 'अछ-शान्तिका कथन" नामक 
दो सौ नब्बे अध्याय पूरा हुआ॥ २१०० 


दो सौ इक्यानबेवाँ अध्याय 
गज-शान्ति 


शालिहोत्र कहते हैं-- मैं गजरोगोंका प्रशमन 
करनेवाली गज-शान्तिके विषयमे कहूँगा। किसी 
भी शुक्ला पञ्चमीको विष्णु, लक्ष्मी तथा नागराज 
'ऐरावतकी पूजा करे। फिर ब्रह्मा, शिव, विष्णु, 
इन्द्र, कुबेर, यमराज, चन्द्रमा, सूर्य, वरुण, वायु, 
अग्नि, पृथिवी, आकाश, शेषनाग, पर्वत, विरूपास, 
'महापद्, भद्र, सुमनस और देवजातीय आठ 
हाथियोका पूजन करे। उन आठ जागेकि नाम ये 
$ँ- कुमुद, ऐश्वत, पता, पुष्पदन्त, वामन, सुप्रतीक, 
अञ्जन और नील। तत्पश्चात्‌ होम को और 
दक्षिणा दे। शान्ति-कलशके जलसे हाथियोंका 
अभिषेक किया जाय तो वे वृद्धिको प्राप्त होते 
हैं। (यह नित्य विधि है) अब नैमित्तिक शान्तिकर्मकि 
विषयमे सुनो॥ १-- 

मकर आदिकी सं्रत्तियोेंहाथियोका नगरके 
बहिभागर्मे ईशानकोणमें (पूजन करे)। वेदी या 
पद्यासनपर अष्टदल कमलका निर्माण करके उसमें 
केसरके स्थानपर श्रीविष्णु और लक्ष्मीकी अर्चना 
करे। तदनन्तर अष्टदलॉमें क्रमशः ब्रह्मा, सूर्य, 
पृथ्वी, स्कन्द, अनन्त, आकाश, शिव तथा 
चद्रमाकी पूजा करे। उन्हीं आठ दलों पूवादिके 
क्से इद्रादि दिक्‍्यालॉका भी पूजन करे। 


देवताओंके साथ कमलदलोंमें उनके वज, शक्ति, 


दण्ड, तोमर, पाश, गदा, शूल और पदा आदि 
अस्खोँकी अर्चना करनी चाहिये। दलोके बाहाभागमें 
चक्रमें सूर्य और अश्विनीकुमारोंकी पूजा करे। 
अष्टवसुओ एवं साध्यदेवॉका दक्षिणभागमें तथा 
भार्गवाज्जिस्स देवताओंका नैऋत्यकोणमें यजन 
करे। बायव्यकोणमें मरुदूणणोंका, दकषिणभगमें 
विश्वेदेवोका एवं रौद्रमण्डल (ईशान)-में रुद्रका 
पूजन करना चाहिये। वृत्तेखाके द्वारा निर्मित 
अष्टदल कमलके बहिर्भागमें सरस्वती, सूत्रकार 
और देवर्षियोंकी अर्चना करे। पूर्वभागे नदी, 
पर्वतो एवं ईशान आदि कोणोंमें महाभूतोंकी पूजा 
करे। तदनतर पदा, चक्र, गदा तथा शङ्कसे 
सुशोभित चतुष्कोण एवं चतुारयुत भूपुरमण्डलका 
(निर्माण करके आप्रेय आदि कोणोंमें कलशोंकी 
भ स्थापना करे तथा चारों ओर पताकाओ और 
तोरणोका निवेश करे। सभी द्वारॉपर ऐरावत 
आदि नागराजोंका पूजन करे पूर्वादि दिशाओं 
समस्त देवताओंके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ सर्वीषधियुक्त 
पात्र रखे। हाथियोंका पूजन करके उनकी परिक्रमा 
करे। सभी देवताओंके उद्देश्यसे पृथक्‌-पृथक्‌ 
सौ-सौ आहुतियाँ प्रदान करे। तदनन्तर नागराज, 
अप्नि और देवताओंको साथ लेकर बाजे बजाते 
हुए अपने घरोंको लौटना चाहिये। ब्राह्मणों एवं 


५१० 


+ अम्लिपुराण० 


ननम 


गज-चिकित्सक आदिको दक्षिणा देनी चाहिये। 
तत्पश्चात्‌ कालज विद्वान्‌ गजराजपर आरूढ़ होकर 
उसके कानमे निम्माङ्कित मन्त्र कहे। उस नागराजके 
मृत्युको प्राप्त होनेपर शान्ति करके दूसरे हावीके 
कानमे मन्त्रका जप करे-॥५ --१५॥ 
“महाराजने तुमको ' श्रौगज'के पदपर नियुक्त 
किया है। अबसे तुम इस राजाके लिये 'गजाग्रणी' 
(गजोके अगुआ) हो। ये नरेश आजसे गन्ध, 
माल्य एवं उत्तम अक्षतो तुम्हारा पूजन करेंगे। 
उनकी आज्ञासे प्रजाजन भी सदा तुम्हारा अर्चन 
करं । तुमको युद्धभूमि, मार्ग एवं गृहमें महाराजकी 
सदा रक्षा करनी चाहिये। नागराज! तिर्यग्भाव 
(रेदापन)-को छोड़कर अपने दिव्यभावका स्मरण 
करो। पूर्वकालमें देवासुर-संग्राममें देवताओंने 
'ऐरावतपुत्र श्रीमान्‌ अरिष्ट नागको ' श्रीगज'का पद 
प्रदान किया था। श्रीगजका वह सम्पूर्ण तेज 


तुम्हरे शरीरमें प्रतिष्ठित है। नागेन्द्र! तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम्हारा अन्तर्निहित दिव्यभावसम्पन्न 
तेज उद्बुद्ध हो उठे। तुम रणाङ्गणमे राजाकी रक्षा 
करो"॥१६--२०॥ 

राजा पूर्वोक्त अभिषिक्त गजराजपर शुभ महंगे 
आरोहण को । शस्त्रो श्रेष्ठ वीर उसका अनुगमन 
करें। राजा हस्तिशालामें भूमिपर अङ्कित कमलके 
हिभांगमें दिक्‍्यालोंका पूजन करे। केसरके स्थानपर 
महाबली नागराज, भूदेवी और सरस्वतीका यजन 
करे। मध्यभागमे गन, पुष्प और चन्दनसे डिण्डिमकी 
पूजा एवं हवन करके व्राहाणोको रसपूर्ण कलश 
दान करे। पुन: गजाध्यक्ष, गजरक्षक और ज्यौतिषोका 
सत्कार करे। तदनन्तर, डिण्डिम गजाध्यक्षको 
पदान करे। वह भी इसको बजावें। गजाध्यक्ष 
जागराजके जघनप्रदेशर आरूङ्‌ होकर शुभ एवं 
गम्भीर स्वरे डिण्डिमवादन को॥ २१--२४॥ 


जल कार आदि आहय महतामे “गज. साशा कणत ' मक 
हो स इसावा अध्याय पूरा हुआ# ९१॥ 
Pi 


दो सौ बानबेवाँ अध्याय 
गवायुवेद 


धन्वन्तरि कहते हँ--सुख्नुत! राजाको गौओं 
और ब्राहमणो पालन करना चाहिये। अब मैं 
"गोशान्ति'का वर्णन करता हूँ। गौएँ पवित्र एवं 
मङ्गलमयी हैं। गौमं सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। 
गौओँका गोबर और मूत्र अलक्ष्मी (दरिद्रता)-के 
नाशका सर्वोत्तम साधन है। उनके शरीरको 
खुजलाना, सौंगॉंकों सहलाना और उनको जल 
पिलाना भी अलक्ष्मीका निवारण करनेवाला है। 
गोमूत, गोबर, गदग, दधि, घृत और कुशोदक 
यह *पडङग' (पञ्चगव्य) पीनेके लिये उत्कृष्ट वस्तु 
तथा दुसरो आदिका निवारण करनेवाला है। 


गोरोचना विष और राक्षसाँको विनाश करती है। 
गौओंको ग्रास देनेवाला स्वर्गको प्राप्त होता है। 
जिसके घरें गौएँ दुःखित होकर निवास करती 
है, वह मनुष्य नरकगामी होता है। दूसंरेकी गायको 
ग्रास देनेवाला स्वर्णको और गोहितमें तत्पर 
लोकको प्राप्त होता है । गोदान, गो-माहात्य- 
कोर्तन और गोरक्षणसे मानव अपने कुलका उद्धार 
कर देता है।यह पृथ्वी गौओकि ससे पवित्र होती 
है। उनके स्पर्शसे पापोंका क्षय होता है। एक दिन 
गोमूत्र, गोमय, घृत, दूध, दधि और कुशका जल 
एवं एक दिन उपवास चाण्डालको भी शुद्ध कर 


७ अध्याय २३२० 


५९६ 


स 


देता है। पर्वकलमेंदेवताओंने भी समस्त पापोके 
'बिनाशके लिये इसका अनुष्ठान किया था। इनमेंसे 
प्रत्येक वस्तुका क्रमशः तीन-तीन दिन भक्षण 
करके रहा जाय, उसे “महासान्तपन व्रत' कहते 
हैं। यह व्रत सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करनेवाला 
और समस्त पापोका विनाश करनेवाला है । केवल 
दूध पीकर इक्कीस दिन रहनेसे 'कृच्छातिकृच्छ 
व्रत होता है । इसके अनु्ठानसे श्रेष्ठ मानव सम्पूर्ण 
अभीष्ट वस्तुओँको प्राप्तकर पापम हो स्वरगलोकमें 
जाते हैं। तीन दिन गरम गोमूत्र, तीन दिन गरम 
चूत, तीन दिन गरम दूध और तीन दिन गरम वायु 
पीकर रहे। यह 'तप्तकृच्छ्‌ व्रत' कहलाता है, जो 
समस्त पापो प्रशमन करनेवाला और ब्रह्मतोककी 
प्राप्ति करनेवाला है। यदि इन वस्तुओँको इसी 
कमसे शीतल करके ग्रहण किया जाय, तो 
अद्याजीके द्वारा कथित 'शीतकृच्छू' होता है, जो 
अहालोकप्रद है॥ १-११॥ 

एक मासतक गोत्रती होकर गोमूत्रे प्रतिदिन 
खान को, गोरससे जीवन चलावे, गौओँका 
अनुगमन करे और गौओकि भोजन करलेके बाद 
भोजन करे । इससे मनुष्य निष्पाप होकर गोलोकको 
प्राप्त करता है। गोमती विद्याके जपसे भौ उत्तम 
गौलोककी प्राप्ति होती है। उस लोकमें मानव 
बिमान अप्सराओंके द्वारा तृत्य-गीतसे सेवित 
होकर प्रमुदित होता है। गौएँ सदा सुरभिरूपिणी 
हैं।वे गुण्गुलके समान गन्धसे संयुक्त हैं गौएँ समस्त 
प्रणियोंकी प्रतिष्ठा हैं। गौएँ परम मङ्गलमयी हैं। 
गौएँ परम अन और देवताओंके लिये उत्तम हविष्य 
हैं। बे सम्पूर्ण प्राणियॉको पवित्र करनेवाले दुग्ध 
और गोपूत्रका वहन एवं क्षरण करती हैं और 
अन्तरत हविष्यसे स्वर्गमे स्थित देवताओंको तृप्त 
करतो हैं। ऋषियोंके अग्रिहोत्रमे गौएँ होमकार्यमे 


प्रयुक्त होती हैं। गौएँ सम्पूर्ण मनुष्योंकी उत्तम शरण 
हैं। गौएँ परम पवित्र, महामङ्गलमयी, स्वर्गकी 
'सोपानभूत, धन्य और सनातन (नित्य) हैं श्रीमती 
सुरकि-पुत्री गौओंको नमस्कार है। ब्रह्मसताओंको 
नमस्कार है। पवित्र गौओंको बारंबार नमस्कार है। 
ब्राह्मण और गौएँ--एक ही कुलकी दो शाखाएँ 
हैं। एकके आश्रयमें मन्त्रकी स्थिति है और दूसरोपें 
हविष्य प्रतिष्ठित है। देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु और 
साध्वी स्वये बलपर यह सारा संसार टिका हुआ 
है, इसीसे वे परम पूजनोय हैं। गौएँ जिस स्थानपर 
जल पोती हैं, वह स्थान तीर्थ है। गङ्गा आदि पवित्र 
जदियाँ गोस्वरूपा हो हैं। सुशुत! मैंने यह गौओकि 
'माहात्म्यका वर्णन किया; अब उनकी चिकित्सा 
सुनो॥१२--२२॥ 

गौओकि शङ्गे सोठ, खटी और जटापांसीको 
सिलपर पीसकर उसमें मधु, सैन्धव और तैल 
मिलाकर प्रयोग करे। सभी प्रकारके कर्णरोगोमेँ 
मिठा, होंग और सैन्धव डालकर सिद्ध किया 
हुआ तैल प्रयोग करना चाहिये या लहसुनके साथ 
पकाया हुआ तैल प्रयोग करना चाहिये। दन्तशूलमें 
बिल्वमूल, अपामार्ग, धानकी पाटला और कुटजका 
लेप करे। वह शूलनाशक है। दन्तशूलका हरण 
केवले ब्रव्यों और कूटको भूतम पकाकर देनेसे 
मुखरोगोंका निवारण होता है। जिहा-ोगमें सैन्धव 
लवण प्रशस्त है। गलग्रह-रोगमें सॉठ, हल्दी, 
दारुहल्दी और त्रिफला विहित है। हग, वस्तिरोग, 
खातरोण और क्षयरोगमें गौओँको घृतमिश्रित 
त्रिफलाका अनुपान प्रशस्त बताया गया है। 
अविसारमें हल्दी, दारुहल्दी और पाठा (नेमुक) 
दिलाना चाहिये। सभी प्रकारके कोष्ठगत' रोगोंमें 
शाखा (पैर-पुच्छादि)-गत रोगॉमें एवं कास, श्वास 
एवं अन्य साधारण रोगोमें सॉठ, भारङ्गी देनी 


न ककललकलकरफकान. भुकल. सबलन,. थ। रकः स कोष तभो ॥ (सुन चि० अ २) 


५३२ 
चाहिये। हड्डी आदि टूटनेपर लवणयुर प्रियङ्गका 
लेप करना चाहिये। तैल वातरोगका हरण करता 
है। पितरगमें तैलमें पायी हुई मुलहठी, कफरोगमें 
मधुसहित त्रिकटु (सॉठ, मिर्च और पीपल) तथा 
रक्तविकारमें मजबूत नखोंका भस्म हितकर है। 
भष तैल एवं घूमे पकाया हुआ हरताल दे। 
उड़द, तिल, गई, दुग्ध, जल और घृत-इनका 
'लवणयुक्त पिण्ड गोवत्सोकि लिये पुश्प्रद है। 
विषाणी बल प्रदान करनेवाली है। ग्रहनाधाके 
बिनाशके लिये धूपका प्रयोग करना चाहिये। 
देवदार, वचा, जटामांसी, गुग्गुल, हिंगु और 
सर्षप--इनकी धूप गौओकि ्रहजनित रोगका नाश 
'करनेमें हितकर है।इस धूपसे धूपित करके गौओके 
गेम घण्टा बाँधना चाहिये । असगन्ध और तिलोके 
साथ नवनौतका भक्षण करानेसे गौ दुग्धवती होती 
है। जो वृष घरमें मदन्त हो जाता है, उसके लिये 
हिङ्गु परम रसायन है॥२३-३५॥ 

पञ्चमी तिथिको सदा शान्तिके निमत्त गोमयपर 
भगवान्‌ लक्ष्मी-नारायणका पूजन करे। यह ' अपरा 
शान्ति' कही गयी है। आश्रिनके शुक्लपक्षकी 
पूर्णिमाको श्रीहरिका पूजन करे। श्रोविष्णु, रु, 


इस प्रकार आदि आफ्रेय महापु 'गकामुरचेदका 


+आलिषुराणन 


जहा, सूर्य, आग्नि और लक्ष्मोका घृतसे पूजन 
करें। दही भलीभाँति खाकर गोपूजन करके 
अकी प्रदक्षणा करे। गृहके बहिभागमे गीत 
और वाद्यकी ध्वनिके साथ वृषभयुद्धका आयोजन 
करे। गौऑको लवण और ब्राहाणोंको दक्षिणा 
दे। मकरसंक्रान्ति आदि नैमित्तिक पर्वोपर भी 
लक्ष्मौसहित श्रीविष्णुको भूमिस्थ कमलके मध्यमे 
और पूर्व आदि दिशाओँमें कमल-केसरपर 
देवताओंकी पूजा करे। कमलके बहिभागरमे मङ्गलमय 
र, सूर्य, बहुरूप, बलि, आकार, विश्वरूपका 
तथा ऋद्धि, सिद्धि, शान्ति और रोहिणी आदि 
हिनु, चन्द्रमा और शिवका कृशर (खिचड़ी) 
से पूजन करे। दिक्पालॉकी कलशस्थ पद्पत्रपर 
अर्चना करे। फिर अग्रिमें सर्षप, अक्षत, तण्डुल 
और खैर-वृक्षकी समिधाओंका हवन को रमणको 
सौ-सौ भर सुवर्ण और काँस्य आदि धातु दान 
करे। फिर क्षौरसंयुछ गौऑकौ पूजा करके उन्‍हें 
शान्तिके निमित छोड़े ॥ ३६--४३॥ 

अग्रिदेव कहते है वसिष्ट शालिहो ने सुशुतको 
“अश्वाबुवेद' और पालकाप्यने अङ्गराजको 
*गवायुवेद'का उपदेश किया था॥ ४४॥ 

करत” मक 


दो सौ बे अध्याय पूण हुआ २९२४ 


emt 
दो सौ तिरानबेवाँ अध्याय 
मन्त्र-विद्या 


अप्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ! अब मैं भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाली मन्त्र-विद्याका वर्णन 
करता हूँ, ध्यान देकर उसका श्रवण कीजिये। 
द्विजश्रेष्! बीससे अधिक अक्षरोवाले मन्त्र मालामन्त्र" 
दससे अधिक अक्षरोंवाले 'मन्त्र' और दससे कम 


अक्षरोँवाले “बीजमन्त्र' कहे गये हैं। 'मालामनत्र' 
सृद्धावस्थामें सिद्धिदायक होते हैं, “मन्त्र 
यौवनावस्थामे सिप्र है। पाँच अक्षरसे अधिक 
तथा दस अक्षरतकके मन्त्र बाल्यावस्थामे सिद्धि 
प्रदान करते हँ"। अन्य मन्त्र अर्थात्‌ एकसे लेकर 


मपल पकाने तक" धवले मालामल्योलो " 
मल" मलया गया है । “ बैतबी-ता्ब'में सात अधरकाले मनो" 


(सयको “जुआ तया सोचले अधिक और दस अछरकके 
आठ अक्षरकले मरो "कुमार, सोलह अशे 


+ अध्याय २९३० 


पाँच अक्षस्तकके मन्त्र सर्वदा और सबके लिये 
सिद्धिदायक होते हैं: ॥ १-२३ ४ 

मन्तरोंकी तीन जातियाँ होती हैं-स्त्री, पुरुष 
और नपुंसक। जिन मन्त्रोकि अन्तमं 'स्वाहा' 
पदका प्रयोग हो, वे स्त्रीजातीय हैं। जिनके 
अतम “नमः पद जुड़ा हो, वे मनर नपुंसक हैं। 
शेष सभी मन्त्र पुरुषजातीय हुँ ।वे वशीकरण और 
उच्चाटन-कर्ममे प्रशस्त माने गये हैं। कुक्रिया 
तथा रोगके निवारणार्थ अर्थात्‌ शान्तिकर्ममें स्त्रोजातीय 
मन्त्रँ उत्तम माने गये हैं। इन सबसे भिन्न 
(िड्रेषण एवं अभिचार आदि) कर्ममें नपुंसक 
'मख्र उपयोगी बताये गये है॥ ३-४६ ॥ 

मन्तरोकि दो भेद हैं-' आग्रेय' और "सौम्य 
जिनके आदिमं 'प्रणव' लगा हो, चे 'आग्रेय' है 
और जिनके अन्तमे "परणव'का योग है, वे 
“सौम्य' कहे गये हैं। इनका जप इनं दोनेकि 
'कालवें करना चाहिये (अर्थात्‌ सूर्व- नाडी चलती 
हो तो 'आग्रेय-मनत्र'का और चन्द्-नाडी चलती 


बार (ॐ), अन्त्य (क्ष), अग्नि (र), वियत्‌ 
(ह)--इलका बाहुल्येन प्रयोग हो, वह 'आग्रेय' 
जाना गया है। शेष मन्त्र 'सौम्य' कहे गये हैं'। ये 
दो प्रकारके मन्त्र क्रमश: कूर और सौम्य कमम 
प्रशस्त माने गये हुँ ।' “आग्रेय मनर प्रायः अन्तमं 
“जमः पदसे युक्त होनेपर 'सौम्य' हो जाता है 
और "सौम्य मन्त्र भी अन्तम 'फद्‌' लगा देनेपर 
“आय” हो जाता है। यदि मन्त्र सोया हो या 
सोकर तत्काल हौ जगा हो तो वह सिद्धिदायक 
नही होता है। जब वामनाडी चलती हो तो बह 
“आग्नय मन्त्र'के सोनेका समय है और यदि 
दाहिनी नाड़ी (नासिकाके दाहिने छिद्रसे साँस) 


। | चलती हो तो वह उसके जागरणका काल है। 


“सौम्य मन्त्र'के सोने और जागनेका समय इसके 
विपरीत है। अर्थात्‌ वामनाड़ी (साँस) उसके 
जागरणका और दक्षिणनाड़ी उसके शयनका 
काल है। जब दोनों नाड़ियाँ साथ-साथ चल रही 
हों, उस समय आग्रेय और सौम्य--दोनों मन्त्र 


हो तो 'सौम्य-मनतो'का जप करे)'। जिस मन्त्रमे | जगे रहते हैं। (अतः उस समय दोनॉंका जप 


नरो 'हरण' तथा चालीस आधरोके मको "कर्‌" बाया जया है। इससे पए आधर-संछयाबाला सन्त "गड, कहा गया है। 
६, शासदातिलक की रके दह 'प्रयोषसर' देले यही यह कही गयी है । शनाशयमीय-हखव'मै के ौक ' पु क. 
जप हौ रु हुई है। 
३ 'कुल प्काश-सा् भै सलोजाहौद मनको कके उपल बलका गया है। शेष बात अधिपे हौ अनुसार है 
सलौन्छा अहिशावाला इरया पुकः । शेर: पुमा खः 
कः साशा फा विदपे. आधिकाओे । युः सु समृ सर ण्न 


त 
जजमः' जिनके अना ल, चनक लिङ्ग' प कह गे हैं। 

'कनाएवजीय-कनवें धौ यह खत इसी आपू कह गच है। 
४ “खदातिलक'में सौम्य-मयोकी धर ससह पहचान दो गयौ है--विलमे 'अकार' आधवा "वकार'का बाहुल्य हो, वह सौय 


६. सन्ये भी रेसा हौ कडा है आमि सु समे नभः सौदे सिमः फड: 
'वारायशीय-हन'मे यही बाल यो कही मी है 
आमन: सौम्य: सात्‌ परोऽ नोऽ । सौमनसा फटकन 8 


3362 अग्नि पुराण २० 


किया जा सकता है!) दुष्ट नक्षत्र दुष्ट राशि तथा 
शब्रुरूप आदि अक्षरवाले मन्त्रको अवश्य त्याग 
देना चाहिये'॥५--९$॥ 


(साधकके नामके प्रथम अक्षरको तथा 
अनके आदि अक्षरको लेकर गणना करके यह 
जानना है कि उस साधकके लिये वह मन्त्र 
अनुकूल है या प्रतिकूल? इसौके लिये उपर्युक 
रलोक एक संकेत देता है-) “राज्य'से 
लेकर 'फुल्लौ'तक लिपिका ही संकेत है। 
'ृत्युदिता लिपि: इस प्रकार लिपि कही 
गयी है। “नारायणीय-तन्तर'मे इसकी व्याख्या 
करते हुए कहा गया है कि अश्चिनीसे लेकर 
उत्तरभाद्रपदातकके छब्बीस नक्ष्रोमे 'अ'से 
लेकर 'ह' तकके अक्षरको बॉँटना है। किस 
नक्षत्रे कितने अक्षर लिये जाये, इसके लिये 


उपर्युक्त श्लोक संकेत देता है। 'रा' से “ल्ल” 


अतीक हैं। तन््रशास्त्रियोने अपने संकेतवचनोंमे 
केवल व्यज्ञनोंको ग्रहण किया है और 
समस्त व्यञ्ञनोंको कवर्ण, टवर्ग, पवर्ग तथा 
चव्णमें बाँटा है। संकेत-लिपिका जो अक्षर 
जिस वर्गका प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ 
अक्षर है, उससे उतनी ही संख्याएँ ली 
जावेंगी। संयुकतक्षरोमेसे अन्तिम अक्षर ही गृहीत 
होगा। स्वरॉपर कोई संख्या नहीं है। उपर्युक्त 
श्लोक्में पहला अक्षर 'रा' है। यह यवर्गका 
दूसरा अक्षर है, अतः उससे दो संख्या ली 
जायगी। इस प्रकार "रा" यह संकेत करता है कि 
अश्विनी-सक्षजमें दो अक्षर 'अ आ' गृहीत होंगे। 


होगा। इस प्रकार पूर्वो “ज्य'के संकेतानुसार 
भरणी नक्षत्रम एक अक्षर 'इ' लिखा जायगा। 
इस जातको ठीक समझनेके लिये निमाङ्कित 


.-कनारपयीप उन ज इसी सवक षि म सोका क मक १. 
सकः प्रवुदमाणर वा मनः सिट | पच्काति । सवापकालो भायाबहो जागते षायाः ॥ 


अशोष्य मनौ 
स्का 


पारः । रोधक जौपुभयोकभपयह॥ 
आओ] 


गे सक कहा गया है कि नय जब सो रहा हो, उस समय उसका अप आवर्थ-फलदायक होला है। “कतयणौष-तलवें 
"लाप" और “जागरणकाल'को और भौ सके साथ बलाचा जया है। कायकाही, एकाही और चदनाड़ी एक बसत है 
तथा दक्षिणा, सरा एवं पिग एक अपके वाचक पद हैं। पिङ्गे काद चलती हो तो 'आपरेय मन 
जुद्ध होते हैं, इसाहीच सवाय चलती हो हो "सोजलन््" चर्‌ रहे हैं। तिङा और इख दोनों सवपु स्थिति 
हो अर्थात्‌ यदि सुय वतु चली हो लो सभी जन्त प्रबुद्ध (आह) होते हँ । प्रु म ही साधकोको अभ फल 
दे हैं। चा 
गायां गते यायी पुय रनः । इड गते हु पकने सुध्यलो सोपपिणः॥ 
जा प्रदुछा: सर्व एव हि। बुद्ध मनवः सर्वे खाधकानो फलल्युपे॥ 
२, कैसा कि 'पली-त' में कहा गया है- 
डश्करशिपूलेपूतादिव्णपरचुरकतकम, । सम पक्व 
3: रामले तथा 'वारायणोय हने छी यह शलोक आया है, जो लिपि (अख) -का सकेमा है।इस शदर्थ अपेक्षित 
नहीँ है। 'शारदातिलक ये दूस श्लोक संकेशके लिये प्रबुक हुआ है। इसमें स नने आके विधाजनका संकेत है, जो 
जौको प्रक्रियामै भिन है। 


॥ 
f 


र [ जळ 
ज्य | भरणी | इ 
ला | ३ | कृतिका |ईउळ 
भो | ४ | रोहिणो | ऋछद लू 
| | १ | कृशिण | ए 
का १ आर [र 
रा | २ | जक |ओओ 
स | १ | पुथ |क 
रा | २ | आस्सेषा | खग 
र | २| पष |पङ 
च्या | १ | पूर्वपाली | च 
रि | २ | उततमत | छ ज 
स्व | २| हस्त | हज 
र | २| चित्र [र्ठ 
कु | १| स्वल | 
स्न्‌ | २ | पताल | इन 
गो | ३ | अनुष | तषद 
झा | १ | ने || 
न्‌ | ३ | मूल |नषफ 
६4 १ | उनका |व 
कु | १ | उसका | भ 
रौ | १| क्वण |म 
रा | २| घा [बर 
सन्‌ | १ | शतभिषा |. ल 
फु | २ | पर्वकपदा | यश 
ल्ली | ३ | उभारा | ष स ह 


हत १०-११ ६॥ 
(इनके द्वारा जन्म, सम्पद्‌, विपत्‌, कषेम, 
प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र तथा अतिमित्र- 


लेकर मन्त्रके आदि अक्षरतक गिने। उसमें 
जौका भाग देकर शेषके अनुसार जन्मादि 
ताराको जाने।) 
(बारह राशियों वर्णोका विभाजन) 
जालं गौरं खरं शोण शमी शोधेति भेदिताः । 
किणं राशिषु वषे शादी योजयेत्‌॥ १२॥ 
(जैसा कि पूर्व श्लोकपें संकेत किया है, 
उसी तरह 'वा'से लेकर 'भा' तकके बारह अक्षर 
क्रमशः मेष आदि राशियों तथा ४ आदि संख्याओंकी 
ओर संकेत करते हैं-) वा ४ लं ३ गौ ३ ३ २ 
खु २२ २ शो ५ ण॑ ५ भा ४। इन संख्याओगे 
विभक्त हुए अकार आदि अक्षर क्रमशः मेष 
आदि राशियों स्थित जानने चाहिये। 'श घ स 
ह" इन अक्षरोंको (तथा स्वराय वणो 'अं 
'को) छठी कन्याराशिपे संयुक्त करना चाहिये'। 
क्षकारका भीनराशियें प्रवेश है*। यधा 


(-कएतहिलक थे थे कही बत कही गदी ह 


“र वतत स 
३. सादिक २ ६२७ ये यह श्लोक कुछ पाठानारके साथ ख ही। 


३. चसा कि आचाय कहा है-- आम; रय सच्छा मळ का चतुः सा सात कारु मीनाः 


राशि-ज्ञानका उपयोग--साधकके नामका | 'सिद्धसाध्य', “सिद्ध-सुसिद्ध' तथा 'सिद्ध-अरि' 
आदि अक्षर जहाँ हो, उस राशिसे मन्त्रके आदि | है। इसी चतुष्कमें यदि मन्त्रका भी आदि अक्षर 
अक्षरकी राशितक गिने। जो संख्या हो, उसके | हो तो इसो गणनाके अनुसार उसके भी 'सिद्ध- 


अनुसार फल जाने। यदि संख्या छठी, आठव 
अथवा बारहवीं हो तो वह निन है। इन बारह 
संख्याओंको “बारह भाव' कहते हैं। उनकी 
विशेष संख्यासंज्ञा इस प्रकार है-तन, धन, 
सहज, सुद, पुत्र रए, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, 
आय और व्यव। मन्त्रके अक्षर यदि मृत्यु, शत्रु 
तथा व्यय भावके अन्तर्गत हैं तो वे अशुभ हैं। 
(सिद्धादि मख-शोधन-प्रकार) 

[ज्क्षरक्षहरघुद बज] 
[ड च फ ऋण ऋजण। 
बिज कब CERI EEE] 
[औ र क[अजब [ऋरुस| 

चौकोर स्थानपर पाँच रेखाएँ पूर्वसे पश्चिमकी 
ओर तथा पाँच रेखाएँ उत्तरसे दक्षिणनी ओर 
खाँचे। इस प्रकार सोलह कोष्ठ बनाये। इनमें 
क्रमशः सोलह स्वरौंको लिखा जाय। तदनन्तर 
उसी क्रमसे व्यञ्जन-वर्ण भी लिखे। तीन आवृत्ति 
पूर्ण होनेपर चौथी आवृत्तिमें प्रथम दो कोष्ठोके 
भीतर क्रमशः 'ह' और 'क्ष' लिखकर सब 
अक्षरॉंकी पूर्ति कर ले। इन सोलहमें प्रथम 
ककी चार पिया 'सिद्ध', दूसरे कोष्ठकी चार 
'पढुक्तियाँ 'साध्य', तीसरे कोष्ठकी चार प्या | 
“सुसिद्ध' तथा चौथे कोष्ठकी चार पड्कियाँ 'अरि' 
मानी गयी हैं। जिस साधकके नामका आदि 
अक्षर जिस चतुष्कमें पढ़े, वही उसके लिये “सिद्ध 
चतुष्क' है, वहाँसे दूसरा उसके लिये 'साध्य', 
तीसरा “सुसाध्य' और चौथा चतुष्क 'अरि' है। 
जिस चतुष्कके जिस कोहमें साधकका नाम है, 
वह उसके लिये 'सिद्ध-सिद्ध' कोड है। फिर 


अदक्षिणक्रमसे उस चतुष्कका दूसरा कोड 


सिदध’, 'सिद्ध-साध्य' आदि भेद जान लेने 
'चाहिये। यदि इस चतुष्कमें अपने नामका आदि 
अक्षर हो और द्वितीय चतुष्कमें मन्रका आदि 
अक्षर हो तो पूर्व चतुष्कके जिस कोष्ठे नामका 
आदि अक्षर है, उस दूसरे चतुष्कमें भी उसी 
'कोहसे लेकर प्रादक्षिण्य-क्रमसे ' साध्यसिद्ध/ आदि 
भेकी कल्पना करनी चाहिये। इस प्रकार सिद्धादिकी 
कल्पना करे। सिद्धमन्त्र अत्यन्त गुणोंसे युक्त 
होता है। 'सिद्ध-मनत्र' जपमात्रसे सिद्ध अर्थात्‌ 
सिद्धिदायक होता है; 'साध्य-मन्त्र' जप, पूजा 
और होम आदिसे सिद्ध होता है। 'सुसिद्ध मनर 
चिन्तनमात्रे सिद्ध हो जाता है, परंतु 'अरि मन्त्र 
साधकका नाश कर देता है। जिस मन्म दुष्ट 
अक्षरोंकी संख्या अधिक हो, उसकी संभीने निन्दा 
को है॥ १३-१५॥ 

शिष्यको चाहिये कि वह अभिषेकप्यत 
दीक्षामे विधिवत्‌ प्रवेश लेकर गुरुके मुखसे 
तन्त्रोक विधिका श्रवण करके गुरुसे प्राप्त हुए 
अभीष्ट मन्त्रकी साधना करे। जो धीर, दथ, 
पवित्र, भक्तिभावसे सम्पन्न, जप-ध्यान आदियें 
तत्पर रहनेवाला, सिद्ध, तपस्वी, कुशल, तवेत, 
सत्यवादी तथा निग्रह-अनुग्रहमें समर्थ हो, वह 
“गुर” कहलाता है। जो शान्त (मनको वशमें 
स्खनेवाला), दान्त (जिते), पढ़ (सामर्ष्यवान), 
जहार, हविष्यानभोजी, गुरुकी सेवामें सलगर 
और मन्त्रसिद्िके प्रति उत्साह रखनेवाला हो, 
बह “योग्य” शिष्य है। उसको तथा अपने पुत्रको 
अनतरका उपदेश देना चाहिये। शिष्य विनयी तथा 
गुरुको धन देनेवाला हो। ऐसे शिष्यको गुरु 
अन्त्रका उपदेश दे और उसकी सुसिद्धिके लिये 


० अम्याय २३३० 


स्वयं भी एक सहलको संख्यामें जप करे। 
अकस्मात्‌ कहींसे सुना हुआ, छल अथवा बलसे 
प्रष्त-किया हुआ; पुस्तकके पन्नेमे लिखा हुआ 
अथवा गाधामें कहा गया मन्त्र नहीं जपना 
ज्वाहिये। यदि ऐसे मन्त्रका जप किया जाय तो 
बह अनर्थ उत्पन्न करता है। जो जप, होम तथा 
अर्चना आदि भूरि क्रियाओं मन्त्रकी साधने 
संलग्न रहता है, उसके मन्त्र स्वल्पकालिक 
साधनसे ही सिद्ध हो जाते हैं। जिसने एक 
मन्त्रको भी विधिपूर्वक सिद्ध कर लिया है, 
उसके लिये इस लोकमें कुछ भी असाध्य नहीं 
है; फिर जिसने बहुत-से मन्त्र सिद्ध कर लिये हैं, 
उसके माहात्म्यका किस प्रकार वर्णन किया 
जाय? वह तो साक्षात्‌ शिव ही है। एक अक्षरका 
मन्त्र दस लाख जप करनेसे सिद्ध हो जाता है। 
मने ज्यो-ज्यो अक्षरको वृद्धि हो, त्यो-ही-त्यों 
उसके जपकी संख्यामें कमी होती है। इस 
'नियमसे अन्य मन्त्रेकि जपकी संख्याके विषयमे 
स्वयं कहा कर लेनी चाहिये। बीज-मन्त्रकी 
अपेक्षा दुगुनी-तिगुनी संख्या्मे ` मालामन्त्र 
जपका विधान है। जहाँ जपकी संख्या नहीं 
बतायी गयी हो, वहाँ मन्त्र-जपादिके लिये एक 
सौ आठ या एक हजार आठ संख्या: जाननी 
चाहिये। सर्वत्र जपसे दशांश हवन एवं तर्पणका 
विधान मिलता. है ॥ १६६--२५॥ 

जहाँ किसी द्रव्य-विशेषका उल्लेख न हो, वहाँ 
होपमें घृतका उपयोग करना चाहिये। जो आर्थिक 
दृष्टिसे असमर्थ हो, उसके लिये होमके निमित्त 
जपकी संख्यासे दशांश जपका हो सर्वत्र विधान 
मिलता है। अङ्ग आदिके लिये भी जप आदिका 
विधान है। सशक्ति-मन्त्रके जपसे मन्त्रदेवता 
साधकको अभीष्ट फल देते हैं। वे साधकके द्वारा 
किये गये ध्यान, होम और अर्चन आदिसे तृप्त 
होते हैं। उच्चस्वरसे जपकी अपेक्षा उ (मन्दस्वरसे 
किया गया) जप दसगुना श्रेष्ठ कहा गया है। यदि 


केवल जिह्वा हिलाकर जप किया जाय तो वह 
सौ गुना उत्तम माना गया है। मानस (मनके द्वारा 
किये जानेवाले) जपका महत्त्व सहखगुना उत्तम 
कहा गया है। मन्त्-सम्बन्धी कर्मका सम्पादन 
पूर्वाभिमुख अथवा दक्षिणाभिमुख होकर करना 
चाहिये। मौन होकर विहित आहार ग्रहण करते 
हुए प्रणव आदि सभी -मन्त्रोंका जप-करना 
चाहिये। देवता तथा आचार्यके प्रति समान दृष्टि 
रखते हुए आसनपर बैठकर मन्त्रका जप करे। 
कुटी, एकान्त एवं पवित्र स्थान, देवमन्दिर, नदी 
अथवा जलाशय--ये जप करनेके लिये उत्तम देश 
हैं। मन्त्र-सिद्धिके लिये जौकी लप्सी, मालपूए, 
दुग्ध एवं हविष्यानका भोजन करे। साधक 
मन्ख्रदेवताका उनकी तिथि; बार, कृष्णपक्षकी 
अश्टमौ-चतुर्दशी तथा ग्रहण आदि पर्वॉपर पूजन 
करे। अश्विनीकुमार, यमराज, आफ धाता, चन्द्रमा, 
रू अदिति, बृहस्पति, सर्प, पितर, भग, अर्यमा, 
सूर्य, त्वष्टा, यायु, इन्दराग्रि, मित्र, इन्द्र, जल, 
निति, विदे, विष्णु, वसुगण, वरुण, अजैकपात्‌ 
अहिबुँष्य और पूषा-ये क्रमशः अश्विनी आदि 
ज्र देवता हैं। प्रतिपदासे लेकर चतुर्दशीपर्यन्त 
'तिथियोकि देवता क्रमशः निम्नलिखित हैं-अग्नि, 
हम, पार्वती, गणेश, जाग, स्कन्द, सूर्य, महेश, 
दुर्गा; यम, विश्वदेव, विष्णु, कामदेव और 
ईश, पूर्णिमाके चन्द्रमा और अमावस्याके देवता 
पितर हैं। शिव, दुर्गा, बृहस्पति, विष्णु, ब्रह्मा, 
लक्ष्मी और कुबेर--ये- क्रमशः रविवार आदि 
वारक देवता है। अब मैं “लिपिन्यास'का वर्णन 
करता हँ॥ २६-३६३॥ 

साधक निम्नलिखित प्रकारे लिपि (मातृका) 
ज्यास करे-- *& अं जमः, केशान्तेषु। ॐ आं 
जमः, सुखे। ॐ ई जमः, दक्षिणनेत्रे। 3 ई नमः, 
मनते ॐ ड जमः, दक्षिणकर्णे । ॐ ऊँ नमः, 
'वामकर्णे। ॐ ऋ नमः, दक्षिणनासापुटे। ॐ ऋ 


जमः, वामनासापुटे । ॐ लूँ नमः, दक्षिणकपोले। 


जमः, वामकपोले। ॐ एं, नमः, उच्य 
अँ» ऐ नमः, अरो ॐ ओंनमः, ऊ्ंदसपडी। 
ॐ औं नमः, अघोदनपङक। ॐ अं नमः, मूख्ति। 


॥ ॐ ङ नमः, 

॥ ॐ च॑ नमः, वामबाहुमूले। 
ॐ छ जमः, वामकूपरे। ॐ ज॑ नमः 
चाममणिबन्ये। ॐ झं नमः, ॥' 


॥ ॐ त॑ नमः, वामपादमूले। 

ॐ थं नमः, वामजानुनि। ॐ दै नमः, खामगुल्के। 
ॐ थ॑ जमः, ॥ ॐ ज॑ जमः, 
। ॐ प॑ नमः, दक्षिणपाछरे। ॐ 

'फै नमः, यामपाचे। ॐ ब नमः, पुने ॐ भे नमः, 
जाभौ। ॐ म॑ नमः, उदरे। ॐ य॑ त्वगात्यने नमः, 
हदि। ॐ र॑ असुगात्यने नमः, दक्षांसे। ॐ ल॑ 
मांसात्मने नमः, ककुदि। ३» व॑ मेदात्मने नमः, 
चामांसे। ॐ श॑ अस्थ्यात्मने नमः, हदयादि- 
दक्षह्तान्तम्‌। ॐ घं मस्जात्पने नमः, दयादि- 
'खामहस्तान्तम्‌। ॐ सं शुक्रात्यने नमः, हदयादि- 
दक्षपादान्तम्‌। ॐ है आत्मने नमः, हदयादि- 
वामपादान्तम्‌। ॐ ल॑ परमात्मने नमः, जठरे। ॐ 
क्षे प्राणात्मने नमः, मुखे।' इस प्रकार आदिमे 
“प्रणव' और अतं 'नमः ' पद जोड़कर लिपी -- 
मातृकेश्रका न्यास किया जाता है॥ ३७-४० 8॥ 
कण्ठ, अनन्त, सूक्ष्म, त्रिमूर्ति, अमरेश्वर, 
अर्थीर, भारभूति, तिचीश, स्थाणुक, हर, झिण्टीश, 
भौतिक, सद्योजात, अनुग्रहेश्र, अक्रूर तथा 


नपु 


, | द्विरण्ड, 


'एकनेत्र, चतुरानन, अजेश, सर्वेश, सोमेश, लाङ्गलि, 
दारक, अर्दनारीश्वर, उमाकान्त, आषाढी, दण्डी 
अहि, मौन, मेष, लोहित, शिखी, छगलाण्ड, 
महाकाल, कपाली, भुजङ्गेश, पिनाकी, 
खड्णीश, बक, श्वेत, भृगु, नकुली, शिव 
तथा संवर्तक -ये “व्यञ्जन-मूरतिदेवता' माने गये 
है॥४१-४६॥ 

'उपर्युक श्रीकण्ठ आदि रुद्रोंका उनकी 


„ | शक्तियाँसहित क्रमशः न्यास करे । (श्रीविद्यार्णव- 


तत्रमे इनकी शक्तियोंके नाम इस प्रकार दिये गये 


सर्वी, गौरी, श्रैलोक्यविद्ा, मन्त्रशक्ति, 
आत्पशक्ति, भूतमाता, लम्बोदरी, द्राविणी, नागर, 
खेचरी, मञ्जरी, रूपिणी, वौरिणी, काकोदरी, पूतना 
अकाली, योगिनी, शङ्कत, गरिन, कालरात्रि, 
कूर्टिनी, कपर्दिनी, वजिका, जया, सुमुखी, रेवती, 
माधवी, वारुणी, वायबी, रक्षोविदारिणी, सहजा, 
लक्षी, व्यापिनी और महामाया ये 'व्यजनस्वरूपा 
स्रया कही गयौ हैं।) 

इनके न्यासकौ विधि इस प्रकार है-'हसीं 
अ औकण्ठाय पणो नमः। हसौँ आं अनन्ताय 
विरजायै नपः।' इत्यादि। इसी तरह अन्य 
स्वरशियॉका न्यास करना चाहिये। व्यक्षन- 
शख्येकि न्यासके लिये यही विधि है। 
यथा--'हसौं कं क्रोधीशाय महाकाल्यै नयः। 
हसी खं चण्डीशाय महासरस्वत्वै नपः।' 
इत्यादि। साधकको चाहिये कि ठदयादि अङ्गका 
भौ न्यास करे; क्योंकि सम्पूर्ण मन्त्र साङ्ग 
होनेपर ही सिद्धिदायक होते हैं। इलेखाको 


महासेन--ये सोलह “स्वर-मू्तिदेवता' है। क्ोधीश, 
चण्डीश, पञ्चान्तक, शिवोत्तम, एकर, कू 


ज्योम-बोजसे युक्त करके इन अङ्गका न्यास 
करना चाहिये। हदयादि अङ्ग मन्त्रोंको अनते 


जोड़कर बोलना चाहिये। यथा--'डां दयाय | तिलॉकी आहुति दे। लिपियोंकी अधिषठ्री 
म हैं त स्वाहा डु शिकाबे ब देवी वागीश्वरी अपने चार हाथोमें अक्षमाला, 
हँ कवचाय हुम्‌। हों bi चौषट्‌। | कलश, पुस्तक और कमल धारण करती हैं। 
हुः अस्राय फद्‌।' यह 'षडङ्गन्यास' कहा गया | कवित्व आदिकी शक्ति प्रदान करती हैं। इसलिये 
हे। पश्चान्यासमें नेत्रको छोड़ दिया जाता है। | जपकर्मके आदिमें सिद्धिके लिये उनका 
निएङग-मन्रका उसके स्वरूपसे ही अङ्गन्यास | न्यास करे। इससे अकवि भी निर्मल कवि 
करके क्रमशः वागीश्वरी देवो (हाँ)-का | होता है। मातृका-न्याससे सभी मन्त्र सिद्ध होते 
एक लाख जप करे तथा यथोळ (दशांश) | ै॥ ४७--५१॥ 
इस प्रकार आदि आग्रेय सहापुराणमे *मन्च-परिभाषाका वर्षन” नामक 
दो सा तिरानबर्का अधयक पूण हुआ# २११४ 
Sem 


दो सौ चौरानबेवाँ अध्याय 
नाग-लक्षण' 
अनन काले अन न| च मे दे स म सा और 
उत्पत्ति सर्पदंशमें अशुभ नक्षत्र आदि, सर्पदंशके | सर्पदष् मनुष्यकी चष्टा-इन सात लकषणॉको 


अतुल जिए पिसा आटा प्रद किक ए है, बढी वितू प प्रे त है। 
सोके समक त र (पर हना कल्पान, अध्या ४ मैं) जो कुछ कहा सवा है, उसका ससल इस प्रकार हैस दो 
पराए होते ह दिय" और" दिय सर्प बासुकि और उक आदि हैं चेस पृथी बोझ उठाते हैं, प्रसित आके 
सा ताली होत हैं कुप हो आये ले फुका और कामे समू जगत्को दश्ध कर सकते हैं तै सदा जमस्कारके हयो 
है। उनके डसतेकौ कोई दका गहं है। पिका उका कोई रोड नही है। 

प जो भू उतम होले स है, जिनकी सो विष होता है खा जो योक कार है, उनकी छत आस है। उग 
सबके पाँच भेद है-दर्वकर, मण्डली, राजियान, पिष और बैकर रामको ही आहु 'राजिल' कहा गवा है। इक 
'दर्ीकर' छब्बीस, णडी बाईस, “जिप (करिल) दस "ष ' क शया बै सन प्रकारके होते । कामदार 
मण्डी तथा विके सोडन चि सर सात पराके आते दे हँ । घण्डलौके संघौगमे उत्त चार और राजिलके संयोगले 
उन तौन। इस तरह इसके अससी प्रकार हुर। 

दरक सथ चक, हल, छन, स्वस्तिक और अक्कुशका थिइ छ काकले, फलम तथा कामी होते हैं मण्डली सर्प 
ध णहे चित्त, मोटे तथा मामो हुआ को हु । थे गरि तथा सूक लय तजय जान पह हँ । राजियानू आथवा राजिल 
सर चिके होते हैं चे तए, र्गी ए हती का ससे जान चढ़े है। कने भी इन सकि बिषय ऐसा हौ, 
त सकण ववण दिया है- 

दकाः फो तो मण्डी मण्याः । दलेको निचि पः सुर्‌ ॥ 

“काले (दर्वीकर) सर्प वायुको प्रकुपित करते हैं मण्डली सते दहे पितका प्रकोप बढ्ता है तथा राजिमान्‌ सर्प कफ- 

रोषको बसलेले होते ३ ।' (स, उरक, कलसक ४।२९) 
“रि सर्प तके पिछले पहर, मण्डली सर कके शेष लत पे और द्र सर दिने चे और विल हैं।' 
(दु, उलन, कल्पन ४।३१) 
“कर सर्प तलावास, पच्डली कृद्धावस्कवे और खात सर्च म्र वाले होकर लोगे कारण बनते 
है। (इ ४। ३२) मण्डली सपक गतस भी कहते हैं" 
“त-क ' आयुद-तत्व-संदौरिका” ये सपाँका र्र इस प्रकार दिया गया है- 


६०० >सकुतण« 
र MIT ननममम सास सास 

कहता हूँ॥ १॥ और दो शुद्र कहे गये हैं*। ये चार वर्णोके नाग 
शेष, वासुकि, तक्षक, कर्कोटक, प, महाप, | क्रमशः दस सौ, आठ सौ, पाँच सौ और तीन 
शंखपाल एवं कुलिक-ये आठ नागमे ैं। | सौ फर्णोसे युक्त हैं। इनके खंशाज पाँच सौ नाग 
इन नागोमेंसे दो नाग ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो वैश्य | हैं। उनसे असंख्य नागोंक उत्पत्ति हुई है। 


सकस बहस 


ण रु 
sn कि आह दिय दृशि-निकषसबाले टेवहूप और पूय) 


।सुकका-सतिता; पु. हज, कहस्थान, अध्याय ४ शलोक २ से २८ तक कुछ विशेष पिङ और गि आधर स 
हारि जो परिकल्पना की गयी है चो सर पोली और दे समाज सफेद, कपिल बाकि सु रक तथा सु हते 
ह, जाते ण जाने गये हँ । जो झि वर्ण (चिकने), हो सई और चाके सथन आकृतिके या छन आपका 
कत सन रि धारण करोल होते है, उद ति आशिक सर खानका को काले और बे सच ररे अयशा 
जो कालिलै लाल; भूम एवं के-के है, नै रव बैक चन ग ै। बिका वैं और तसय है, जो 
कठोर त्वचाकसे हो, वे छि ति विधि ले सू के हो है। 
सहन सौगा"की वियन टीका ण अ वर्णका दो-दो को कामकै विपे एक तोक उपलब्ध होता ह 

आनी च उदरी हाकी च मध्य । 

“हि और अके खाग कह है। उडे का पु-या पुर: आहि-असके न भी है 
और लो चन गुह है 

पारदातिलक' १५।७ येन गको ह दीक आभूषण कग है उक सोडी क त'वी हने 
लोक जेरा ध इस प्रकार बलक गच है 

आतकी हौ स्त । रें दु ससेन ऊण सी 

कुः सङ्गर इतौ न । तकं दु फतत 

हशकड मलार बरवी स । र करकर. द्रोकी॥ 
कवककटकी दूत ककी  ्ी। 


आकारभेदसे सर्प फणी, मण्डली और राजिल-- 
तीन प्रकारके माने जाते हैं। ये वात, पित्त और 
कफप्रधान हैं। इनके अतिरिक्त व्यन्तर, दोषमित्र 
तथा दर्वीकर जातिवाले सर्प भी होते हैं। ये चक्र, 


हल, छत्र, स्वस्तिक और अङुशके चिहोसे यु 
होते हैं। गोनस सर्प विविध मण्डलोसे चित्रित, 
दीर्घकाय और मन्दगामी होते हैं। राजिल सर्प 
ग्ध तथा ऊर्ध्वभाग और पारर्वभागमें रेखाओंसे 
सुशोभित होते हैं। व्यन्तर सर्प मिश्रित चिहोंसे 
युक्त होते हैं। इनके पार्थिव, आप्य (जलसम्बन्धौ), 
आग्रेय और वायब्य--ये चार मुख्य भेद और 
छब्बीस अवान्तर भेद हैं। गोनस सपाँके सोलह, 
'राजिलजातीय सपाँके तेरह और व्यन्तर सपाँके 
इक्कीस भेद हैं। सपाँकी उत्पत्तिके लिये जो 
'काल बताया गया है, उससे भिन्न कालमें जो सर्प 
उत्पन होते हैं, वे 'व्यन्तर' माने गये हैं। 
आषादसे लेकर तीन मासाँतक सपाँकी गर्भस्थिति 
होती है। गर्भस्थितिके चार मास व्यतीत होनेपर 
(सर्पिणी) दो सौ चालीस अंडे प्रसव करती है। 


सर्प-शावकके उन अंडॉसे बाहर निकलते ही 


होनेसे पूर्व ही प्रायः सर्पगण उनको खा जाते हं 
कृष्णसर्प आँख खुलनेपर एक सप्ताहमे अँडेसे 
बाहर आता है। उसमें बारह दिनोंके बाद ज्ञानका 
उदय होता है। बीस दिनोके बाद सूदन 
होनेपर उसके बत्तीस दाँत और चार दाढ़ें निकल 
आती हैं। सर्पकी कराली, मकरी, कालरात्रि और 
अमदूतिका--ये चार विषयुक्त दाढ़ें होती हैं। ये 
उसके वाम और दक्षिण पार्थे स्थित होती हैं। 
सर्प छ: महीनेके बाद केंचुलको छोड़ता है और 
एक सौ बीस वर्षतक जीवित रहता है। शेष 
आदि सात नाग क्रमशः रवि आदि वारोके स्वामी 
माने गये हैं। वे वारेश दिन तथा रात्रिमें भी रहते 
हैं। (दिनके सात भाग करनेपर पहला भाग 
'चारेशका होता है। शेष छः भागका अन्य छः 
जाग क्रमशः उपभोग करते हैं।) शेष आदि सात 
जाग अपने-अपने वारोमे डदित होते हैं, किंतु 
कुलिकका उदय सबके संधिकालमें होता है। 
अथवा महापद्य और शङ्कुपालके साथ कुलिकका 
उदय माना जाता है। मतान्तरके अनुसार महापद् 
और शङ्खपालके मध्यकी दो घडो कुलिक'का 


उनमें स्त्री, पुरुष और नपुंसकके लक्षण प्रकट | उदय होता है। कुलिकोदयका समय सभी 

पल (पना) ओर कुलिक शे क न कहे गे हे इनक अजका अरे समान उच्यत है एमे रेन 
सहल फे सबल हँ । बासुकि और काल -दे श है। नकी क पली है। इवे तेक सात यौ फो सित 
है। तक्षक और महापे दो भाग वैश्य मे सबै हैं इनकी ज़ कली है। एके उनल मस्तक पौज-पौच सी फणसे अल 
है। पच तथा कोंटक-े दो तान सह हैं और उनकी कालि त है।' 


ङिति गक वर्ष आटिको जानका चहरे 
जे नम जर्ण का 
१-कषणाग (अन) ण अग्रिकै समान 
सकुलिक क्षण उक्त 
१-बासुकि, २ ङण किक चत 
उनके अनुसार 
सनक, २ महास क्ष जल 
रप, ३ कटक स्ह न्‌ 


“तदि दितमातके सात भागे चेले आर्थ कर कुलक सिवा नद साह नाग क्रमशः एक-एक अके स्वामी होते हैं 
'लोकप्रचतित फलित परो कतिका अंश हौ कुलिकका अं कला गर है। इसलिये महापथ और शदले मधयक दो घढ़ी हौ 
सर्वसम्मत 'कुलिकोदवकाल' प्रतीत होख है। 


६०२ 


9 अस्पु 


कायम दोषयुक्त माना गया है । सर्पदंशमें तो वह 
विशेषतः अशुभ है। कृत्तिका, भरणी, स्वाती, 
मूल, पूर्वाफाल्गुनी, पूवष पूर्वभाद्रपदा, अशिनो, 
"विशाखा, आद्रा, आस्लेषा, चित्रा, श्रवण, रोहिणी, 
हस्त नक्षत्र, शनि तथा मङ्गलवार एवं पञ्चमी, 
अष्टमी, ष्ठी, रिक्ता--चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी 
एवं शिवा (तृतीया) तिथि सपं निन्य मानी 
गयी हैं। पञ्चमी और चतुर्दशी तिथियों सर्पका 
दंशन विशेषतः निन्दित है। यदि सर्प चारों 
संध्याओंके समय, दग्धयोग या दग्धराशिमे डस 
ले, तो अनिष्टकारक होता है। एक, दो और 
तीन दंशनोको क्रमशः "दष्ट, 'विद्ध' और 
“खण्डित' कहते हैं। सर्पका केवल स्पर्श हो, 
परंतु वह डैंसे नहीं तो उसे 'अदंश' कहते हैं। 
इसमें मनुष्य सुरक्षित रहता है। इस प्रकार 
सर्पदंशके चार भेद हुए। इनमें तीन, दो एवं एक 
दंश वेदनाजनक और रकसाव करनेवाले हैं। एक 
चैर और कूर्मके समान आकारवाले दंश 

प्रेरित होते हैं। अङ्गम दाह, शरीरमें चीटियोके 
'ेगनेका-सा अनुभव, कण्ठशोध एवं अन्य पौडासे 
युक्त और व्यथाजनक गाँठवाला दंश विषयुक्त 
मात्रा जाता है, इनसे भिन्न प्रकारका सर्पदंश 
'विषहीन होता है। देवमन्दिर, शून्यगृह, वल्मीक 
(बाबी), उद्यान, वृक्षके कोट, दो सड़कों या 
मार्गोंकी संधि, श्मशान, नदी-सागर-संगम, दप, 
चतुष्पथ (चौराहा), राजप्रासाद, गृह, कमलवन, 
पर्वतशिखर, बिलद्वार, जीर्णकृप, जोर्णगृह, दीवाल, 
'शोभाज्जन, श्लेष्पातक (लिसोडा) वृक्ष, म्बू, 
उदुम्बरवृक्ष, वेणुवन (बँसवारी), बटवृक्ष और 
जीर्ण प्राकार (चहारदीवारी) आदि स्थानों सर्प 
निवास करते हैं। इन्द्रिय-छिदर, मुख, हृदय, कक्ष, 
जत्नु (ग्रौबामूल), तालु, ललाट, ग्रीवा, सिर, 
चिबुक (ढुङ्गी), नाभि और चरण--इन अङ्गे 


म 
सर्पदंश अशुभ है । विषचिकित्सकको सर्पदंशकी 
सूचना देनेवाला दूत यदि हाथमे फूल लिये हो, 
सुन्दर वाणी बोलता हो, उत्तम बुद्धिसे युक्त हो, 
सर्पदष्ट मनुष्यके समान लिङ्ग एवं जातिका हो, 
श्षेतवस्त्धारी हो, निर्मल और पवित्र हो, तो शुभ 
मात्रा गया है। इसके विपरीत जो दूत मुख्यद्वारके 
सिवा दूसरे मार्गसे आया हो, शस्त्रयुक्त एवं 
मादी हो, भूमिपर दृष्टि गढाये हो, गंदा या 
दरंग वस्त्र पहने हो, हाथमे पारा आदि लिये 
हो, गद्गदकण्ठसे बोल रहा हो, सूखे काठपर 
बैठा हो, खिन हो तथा जो हाथमें काले तिल 
लिये हो या लाल रंगके धब्बेसे युक्त वस्त्र धारण 
किये हो अथवा भौगे वस्त्र पहने हुए हो, जिसके 
अस्तकके बालॉपर काले और लाल रंगके फूल 
पड़े हों, अपने कुचोंका मर्दन, नखोंका छेदन या 
गुदाका स्पर्श कर रहा हो, भूमिको पैरसे खुरच 
रहा हो, केशॉको नाँच रहा हो या तिनके तोड़ 
रहा हो, ऐसे दूत दोषयुक्त कहे गये हैं। इन 
सक्षणोमेंसे एक भी हो तो अशुभ है॥ २-२८॥ 
अपनी और दूतकी यदि इडा अथवा पिङ्गला 
या दोनों ही नाड्याँ चल रही हों, उन दोनोके 
इन चिहोंसे डैसनेवाले सर्पको क्रमशः स्त्री, पुरुष 
अथवा नपुँसक जाने। दूत अपने जिस अंगका 
स्पर्श करे, रोगीकै उसी आगमं सर्पका दंश हुआ 
जाने। दूते पैर चञ्चल हों तो अशुभ और यदि 
स्थिर हों तो शुभ माने गये हैं॥२९-३०॥ 
किसी जौवके पादि स्थित दूत शुभ और 
अन्य भागोमें स्थित अशुभ माना गया है। दूतके 
निवेदनके समय किसी जीवका आगमन शुभ 
और गमन अशुभ है। दूतकी वाणी यदि अत्यन्त 
दोषयुक हो अथवा सुस्पष्ट प्रतीत न होती हो तो 
चह निन्दित कही गयी है। उसके सुस्पष्ट एवं 
विधक वचो यह ज्ञात होता है कि सर्पका 


दंशन विषयुक्त है अथवा विषरहित। दूतके 
वाक्यके आदिम 'स्वर' और “कादि' वर्गके 
भेदसे लिपिक दो प्रकार माने जाते हैं। दूतके 
बचनसे याकयके आरम्भमे स्वर परय हो, तो 
सर्पद् मनुष्यकी जीवनरक्षा और कादिवगोके 
प्रवुक्त होनेपर अशुभकी आशङ्का होती है। यह 
मातृका-विधान है। “क” आदि वर्गोमें आरम्भके 
चार अक्षर क्रमशः वायु, अगर, इन्द्र और 
बरुणदेवता-सम्बन्धी होते हैं। कादि वर्गोके पकठम 
अक्षर नपुंसक माने गये हैं। 'अ' आदि स्वर हस्व 
और दौर्षके भेदसे क्रमशः इन्द्र एवं वरुणदेवता- 
सम्बन्धी होते हैं। दूतके वाक्यारम्भमे वायु और 
अग्निदैवत्य अक्षर दूषित और ऐन अक्षर मध्यम 
फलप्रद हैं। वरुणदैवत्य वर्ण उत्तम और नपुंसक 
बर्ण अत्यन्त अशुभ हैं॥ ३१-३५॥ 
[विषचिकित्सकके प्रस्थानकालमें मङ्गलमय 
वचन, मेघ और गजराजकी ग्ना, दक्षिणपार्चमे 
फलयुक्त वृक्ष हो और वामभागमें किसी पक्षीका 
कलर हो रहा हो, तो वह विजय या सफलताका 


सूचक है। ग्रस्थानकालमें गीत आदिके शब्द शुभ 
होते ै। दक्षिणभागमें अनर्धसूचक वाणी, चक्रयाकका 
सुदन--ऐसे लक्षण सिद्धिके सूचक हैं। पक्षियोंकी 
अशुभ ध्वनि और छींक-ये कार्यमें असिद्धि 
पदन करते हँ । वेश्या, ब्राह्मण, राजा, कन्या, गौ, 
हाथी, ढोलक, पताका, दुग्ध, घृत, दही, शङ्ख, 
जल, छर, भेरी, फल, मदिरा, अक्षत, सुवर्ण और 
चाँदी-ये लक्षण सम्मुख होनेपर कार्यसिद्धिके 
सूचक हैं। काष्ठपर अग्निसे युक्त शिल्पकार, मैले 
कपड़ोंका बोझ ढोनेवाले पुरुष, गलेमें टेक 
(पाषाणभेदक शस्त्र) धारण किये हुए मनुष्य, 
शृगाल, गध, उलूक, कौडी, तेल, कपाल और 
निषिद्ध भस्म--ये लक्षण नाशके सूचक हैं। 
'विषके एक धातुसे दूसरे धुम प्रवेश कलेसे 
चिषसम्बन्धी सात रोग होते हैं। विषदंश पहले 
'ललारमेँ, ललाटसे नेत्रमें और नेत्रसे मुखमें जाता 
है। मुख प्रविष्ट होनेके बाद वह सम्पूर्ण धमनयो 
व्याप्त हो जाता है । फिर क्रमशः धातुम प्रवेश 
करता है॥ ३६-४१॥ 


इस प्रकार आदि आग्रेय महापुराणे 'आागलक्षणकषन कामक 
दो सौ चाँरातकेवाँ अध्याय पूरा हुआ २९४॥ 
emer 
दो सौ पंचानबेवाँ अध्याय 
दष्ट-चिकित्सा 


अग्रिदेव कहते हैं-- वसिष्ठ! अब मैं मन्त्र, 
ध्यान और ओषधिके द्वारा साँपके द्वारा डँसे हुए 
मनुष्यकी चिकित्सका वर्णन करता हूँ। ॐ नमो 
गवते नीलकण्ठाय '-- इस मन्त्रके जपसे विषका 


जाश होता है*। घृतके साथ गोबरके रसका पान 
करे। यह ओषधि साँपके डसे हुए मनुष्यके 
जीवनकी रक्षा करती है। विष दो प्रकारके कहे 
जाते है-'जङ्गम' विष, जो सर्प और मूषक 


सूत ये मनाची वि इस रार बळ गले हैस, सान आर नध (सघ) -का सेवन छोइक, मिही और 
सत होकर सन्त ग्रहण करला चहरे! मन्ध-साधकको करके आसतपर बैठा और शोक चाहिये। मकी सिडिके लिये वहा 
चलपुर्षक गन्ध, माल्य, उपहार, बल, जप और होमके इरा देवकऔकय पून को । अविक उच्चारित वा स्र न मन 
पि गहं होते हं। इसलिये नयोग साथ-साथ औषध उपचार आका कर भ चालू ररा चाहिदे।' 


(द, हर कनद कत्पस्थान ५। १३) 


आदि प्राणियॉमें पाया जाता है एवं 
“स्थावर' विष, जिसके अन्तर्गत ङ्ग (सिंगिया) 
आदि विषभेद हैं॥ १-२॥ 

जान्तस्वरसे युक्त ब्रह्म (षी), लोहित (हौँ), 
तारक (ॐ) और शिव (हौं)--यह चार अक्षका 
वियति-सम्बन्धी नाममन्त्र है*। इसे शब्दमय 
ताक्ष्य (गरुड) माना गया है॥ ३-४॥ 

ॐ ज्वल महामते दयाय नमः, गरुङ विशाल 
(शिसे स्वाहा, गरुड शिखायै वषद्‌, गरुङविषभञ्जन 
प्रधेदन प्रभेदन वित्रासय वित्रासय विमय विमय 
कवचाय हुम, उग्ररूपधारक सर्वभयंकर भीषय 
भीषय सर्वं दह दह भस्मीकुरु कुरु स्वाहा, 
रयाय यौषद्‌। आप्रतिहतशासनं चं हूं फट 
अस्त्राय फद्‌।' 

मातृकामय कमल बनावे। उसके आठों 
दिशाओमें आठ दल हों। पूर्वादि दलॉमें दो-दोके 
मसे समस्त स्वरवर्णको लिखे। कवरगादि सात 


है। वह कृष्णमालासे सुशोभित है; ऐसा चिन्तन 
करे॥५--८॥ 

ये चार भूत अहु, तजनी, मध्यमा और 
अनाभिका-इन चार अँगुलियोकि मध्यपवॉमें 
स्थित अपने निवासस्थानोंमें विराजमान हैं और 
सुवर्णमय नागवाहनसे इनके वासस्थान आवेष्टित 
हैं। इस प्रकार चिन्तनपूर्वक क्रमशः पृथ्वी आदि 
तत्वका अङ्गुहठ आदिके मध्यपर्में न्यास करे। 
साथ हो “मन्जके चार वर्णौको भी क्रमशः 
उन्होंमें विन्यस्त करे। इन वांकी कान्ति उनके 
सुन्दर मण्डलोके समान है। इस प्रकार न्यास 
केके पशत रूपरहि शब्दतन्मात्रमय शिवदेवताके 
आकाशतत्वका कनिष्ठाके मध्यपर्वमें चिन्तन करके 
उसके भौतर वेदमन्त्रके प्रथम अक्षरका न्यास 
कोर। पूवो नागोकि नामके आदि अक्षरका 
उनके अपने मण्डलॉमें न्यास करे। पृथ्वी आदि 
भूलोके आदि अक्षरका अङ्नुष्ठ आदि औँगुलियोकि 


वर्गोके अन्तिम दो-दो अक्षरोंका भी प्रत्येक अन्तिम पर्पर न्यास करै तथा विद्वान्‌ पुरुष 


दलमें उल्लेख करे। उस कमलके केसरभागको 
गकि आदि अक्षरोसे अवरुद्ध करे तथा कर्णिकामें 
अग्रिबीज 'रं' लिखे। मन्त्रका साधक उस कमलको 
हृदयस्थ करके बायें हाथकी हथेलीपर उसका 
चिन्तन करे। अङ्गुष्ठ आदियें वियति-मन्तरके व्णोका 
न्यास करे और उनके द्वारा भेदित कलाओंका भी 
चिन्तन करे। तदनन्तर चौकोर “भू-पुर' नामक 
मण्डल बनावे, जो पीले रंगका हो और चारों 


ओससे चर चिहित हो। यह मण्डल इन्रदेवताका 
होता है। अर्धचन्द्राकार वृतत जलदेवता-सम्बन्धी 
है। कमलका आधा भाग शुक्लवर्णका है। उसके 
देवता वरुण हैं। फिर स्वस्तिक-चिहसे युक्त 
त्रिकोणाकार तेजोमय वहिदेवताके मण्डलका चिन्तन 
'करे। वायुदेवताका मण्डल बिन्दुयुक एवं वृताकार 


जन्धतन्मात्रादिके गन्धादि गुणसम्बन्धी अक्षरका 
चौंचों अँगुलियॉमें न्यास करे॥ ९--१२॥ 

इस प्रकार न्यास-ध्यानपूर्वक तार््य-मन््रसे 
सोगीके हाथका स्पर्शमात्न करके मन्त विद्वान 
उसके स्थावर-जंगम दोनों प्रकारके विषोंका नाश 
कर देता है। विद्वान पुरुष पृष्वोमण्डल आदियें 
विन्यस्त वियति-मन्तरके चारों चोका अपनी श्रेष्ठ 
दो अँगुलियोद्वारा शरीरके नाधिस्थानों और पे 
न्यास करे। तदनन्तर गरुडके स्वरूपका इस 
प्रकार ध्यान करे--' पक्षिराज गरुङ दोनों घुटनाँतक 
सुनहरी आभासे सुशोभित हैं। घुटनॉंसे लेकर 
जाभितक उनकी अङ्गकान्ति बर्फके समान सफेद 
है। वहाँसे कण्ठतक वे कुड्कुमके समान अरुण 
अतीत होते हैं और कण्ठसे केशपर्वन्त उनकी 


“जल जप अबल उद्र कपि के उख च कल है। 


७ अध्याय २९५० 


कान्ति असित (श्याम) है । वे समूचे बरहाण्डमेँ 
व्याप्त हैं। उनका नाम चन्द्र है और वे नागमय 
आभूपणसे विभूषित हैं। उनकी नासिकाका अग्रभाग 
जीले रंगका है और उनके पंख बड़े विशाल हैं।' 
मा विद्वान्‌ अपने-आपका भी गरुङके रूपमे 
ही चिन्तन करे। इस तरह गरुडस्वरूप मन्त्रप्रयोक्ता 
पुरुषके वाक्यसे मन्त्र विषपर अपना प्रभाव 
डालता है। गरुडके हाथकी मुट्ठी रोगीके हाथमें 
स्थित हो तो वह उसके अङ स्थित विषका 
विनाश कर देती है ।मनतरज् पुरुष अपने गरुङस्वरूप 
हाथको ऊपर उठाकर उसकी पाँचों अँगुलियोके 
चालनमात्रसे विषसे उत्पन्न होनेवाले मदपर 
दृष्टि रखते हुए उस विषका स्तम्भन आदि कर 
सकता है॥ १३-१७ ॥ 

आकाशसे लेकर भू-बौजपर्यन्त जो पाँच बीज 
हैं, उन्हें “पशाक्षर मन्त्रराज' कहा गया है। 
(उसका स्वरूप इस प्रकार है-है, य॑, र, व॑, लं।) 
अत्यन्त विषका स्तम्भन करना हो तो इस मत्रे 
उच्चारणमाजसे मन्त्र पुरुष विषको रोक देता है। 
यह 'व्यत्यस्तभूषण' बौजमन्त्र है। अर्थात्‌ इन 
बीजॉकों उलट-फेरकर बोलना इस मन्त्रके लिये 
भूषणरूप है। इसको अच्छी तरह साथ लिया 
जाय और इसके आदिमे 'संप्लबं पलावय 
प्लावय'--यह वाक्य जोड़ दिया जाय तो मन्त्र- 
प्रयोक्ता पुरुष इसके प्रयोगसे विषका संहार' कर 
सकता है॥ १८-१९$॥ 

इस मन्त्रके भलीभाँति जपसे अभिमन्त्रित 
'जलके द्वारा अभिषेक करनेमात्रसे यह मन्त्र अपने 
प्रभावद्वारा उस रोगीसे डंडा उठवा सकता है, 
अथवा मन्त्रजपपूर्वक की गयी 
श्वनिको सुननेमात्रसे यह प्रयोग रोगीके विषको 
अवश्य ही दगध कर देता है। यदि भू-बीज 'लँ' 
तथा तेजोबीज 'रं' को उलटकर रखा जाव, 


अर्थात्‌ 'हैं, यं, ल॑, बं, रं'-इस प्रकार मन्त्रका 
स्वरूप कर दिया जाय तो उसका प्रयोग भी 
पर्यु फलका साधक होता है। अर्थात्‌ उससे 
भी विषका दहन हो जाता है। भू-बीज और 
कायु-बीजका व्यत्यय करनेसे जो मन्त्र बनता है 
वह (हं ल रं वं यं) विषका संक्रामक होता है, 
अर्थात्‌ उसका अन्यत्र संक्रमण करा देता है। 
मनः -प्रयोक्ता पुरुष रोगीके समीप बैठा हो या 
अपने घरें स्थित हो, यदि गरुडके स्वरूपका 
चिन्तन तथा अपने-आपमें भी गरुङकी भावना 
करके 'रै व, --इल दो ही बीका उच्चारण 
(जप) करे तो इस कर्मको सफल बना सकता 
है। गरुड और वरुणके मन्दिरमे स्थित होकर 
उक्त मन्त्रका जप करनसे मन्तरज्ञ पुरुष विषका 
जाश कर देता है। 'स्वधा' और अ्रीके बीजोसे 
युक्त करके यदि इस मन्त्रको बोला जाय तो 
इसे “जानुदण्डिमनत्र' कहते हँ । इसके जपपूर्वक 
खान और जलपान करनेसे साधक सब प्रकारके 
विष, ज्वर, रोग और अपपृत्युपर विजय पा 
लेता है ॥ २०-२४॥ 

१-पक्षि पक्षि महापक्षि महापक्षि वि वि स्वाहा। 

२-यकषि पष पष महाप क्षि कष स्वाहा ॥ 

यै दो पक्षिणज गरडके मन्त्र हैं। इनके 
ञाण अभिमन्त्रण करने, अर्थात्‌ इनके जपपूर्वक 
रोगीको झाड़नेसे ये दोनों मन्त्र विषके नाशक 
होते हैं ॥ २५-२६॥ 

“पक्षिराजाय विद्यहे पकषिदेवाय धीमहि तलो 
गरुडः प्रचोदयात्‌।'--यह गरुड-गायत्रीमन्त्र 
ह॥२७॥ 

उपर्युक्त दोनों पक्षिराज-मन्त्रॉको 'रं' बीजसे 
आवृत्त करके उनके पार्श्रभागमें भी 'रं' बीज 
जोड़ दे। तदनन्तर दन्त, श्री, दण्डि, काल 
और लाङ्गलीसे उन्हें यु कर दे और आदिमं 


६७६ 


+ अशनिपुतण+ 


लडन 


पूर्वोक्त 'नीलकण्ठ-मनत्र' जोड़ दे। इस प्रकार 
बताये गये मन्त्रका वक्षःस्थल, कण्ठ और 
शिखामें न्यास करे। उक्त दोनों मन्त्रोका संस्कार 
करके उन्‍हें स्तम्भमें अङ्कित करे॥२८॥ 

इसके पश्चात्‌ निम्माङ्कित रूपसे न्यास करे 
“हर हर स्वाहा हृदयाय नमः। कपर्दिने स्वाहा 
शिरसे स्वाहा । नीलकण्ठाय स्वाहा शिखायै वषद्‌। 
कालकूटविषभक्षणाय हुँ फट्‌ कवचाय हुम्‌।' 
इससे भुजाओं तथा कण्ठका स्पर्श करे। कृत्तिवाससे 
नेत्रत्रयाय वौषद्‌ नीलकण्ठाय स्वाहा अस्य 
फद*'॥२९॥ 

जिनके पूर्व आदि मुख क्रमशः शेत, पीठ, 
अरुण और श्याम हैं, जो अपने चारों हाथोंमें 
क्रमशः अभय, वरद, धनुष तथा वासुकि नागको 
धारण करते हैं, जिनके गलेमें यज्ञोपयोत शोभा 
पाता है और पार्श्रभागमें गौरीदेवी विराजमान हैं, 
चे भगवान्‌ रुद्र इस मन्त्रके देवता हैं। दोनों पैर, 
दोनों घुटने, गुह्ाभाग, नाभि, हदय, कण्ठ और 
अस्तक--इन अज्ञॉमें मन्त्रके अकषरॉका न्यास 


करके दोनों हाथोंमें अन्रुष्ठ आदि अँगुलियोमे | 


अर्थात्‌ तर्जनीसे लेकर तर्जनीपर्वतत अँगुलियोंमें 
नषा नयस करके सम्पूर्ण मन्तरका अङ्गहोम 
न्यास करे॥ ३०-३२ ॥ 

इस प्रकार ध्यान और न्यास करके शीघ्र ही 
जधी हुई शूलमुद्ाद्वारा विषका संहार करे। कनिष्ठा 
अंगुली च्येहासे बंध जाय. और तीन अन्य 
गुलिया फैल जायें तो “शूलमुद्रा' होती है। 
विषका नाश केके लिये बये हाथका और 
अन्य कार्यमें दक्षिण हाथका प्रयोग करना 


शैकसर्पविषापहाय। नमस्ते र मन्यते। 

-इस मन्त्रको पढ़कर झाइनेसे विष नष्ट हो 
जाता है, इसमें संदेह नहीं है। रोगीके कानमें जप 
केसे अथवा मन्त्र पढ़ते हुए जूतेसे रोगीके पासकी 
भूमिपर पौटनेसे विष उतर जाता है। सविधान करके 
उसके द्वारा नीलकण्ठ महेश्वरका यजन करे। इससे 
'विष-व्याधिका विनाश हो जाता है॥ ३५-३६॥ 


इस कार आहि आशेन सहाजराणरये 'दह-विकित्साका कघत” नामक 
दो सौ पचाने अध्याय पूण हुआ# ?१५॥ 


rere 
दो सौ छियानबेवाँ अध्याय 
पञ्चाङ्ग-रुद्रविधान 


अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ! अब मैं 'पञ्ाङ्ग- 
रुद्र-विधान'का वर्णन करता हूँ। यह परम उत्तम 
तथा सब कुछ प्रदान करनेवाला है। 'शिवसंकल्प” 
इसका हृदय, ' पुरुषसूक्त' शीर्ष, ' आद्यः सम्भूत:०' 
(यजु० ३१। १७) आदि सू शिखा और ' आशुः 
शिशानः आदि अध्याय इसका कवच है। 


'शतरुद्रिय-संज्ञक रुद्रके ये पाँच अङ्ग हैं। रुद्रदेवका 


ध्यान करके इसके पञ्चाङ्गभूत रोक क्रमशः जप 
करे। “यस्जाग्रतौ०' आदि छः ऋचाओंका 
'शिवसंकल्प-सूक (यजु० ३४। १-६) इसका 
हदय है। इसके शिवसंकल्प ऋषि और निट 
छन्द कहे गये हैं। 'सहसशीा' (यजु० ३१)- 
से प्रारम्भ होनेवाला पुरुषसूक इसका शीर्षस्थानीय 
है। इसके नारायण ऋषि, पुरुष देवता और 


ह अज्ञ “शायकरेलक' ओर कलन जे इपर उप्लन्य है। 


= अघ्याय २९७० 


अनुप एवं निट छन्द जानने चाहिये 
सम्भृतः०' आदि सूछके उत्तरगामी नर ऋषि हैं। 
इनमें क्रमशः पहले तीन मन्त्रा रिष छन्द, 
फिर दो मन्त्रोंका अनुहुपू छन्द और अन्तिम 
मनका निट छन्द है तथा पुरुष इसके देवता हैं। 
“आशुः शिशान:०' (यजु» १७।३३) आदि 
सूम बारह मन्त्रोके इन्द्र देवता और त्रिहप्‌। 
छन्द हैं। इन सत्रह ऋचाओंके सूके ऋषि 
“प्रतिरथ कहे गये हैं, किंतु देवता भिल्-भिन्त 
माने गये हैं। कुछ मन्त्रके परवत्‌ देवता हैं। 
अवशिष्ट देवतासम्बन्धी मन्त्रोंका छन्द अनुहुप्‌ 
कहा गया है । 'असौ यस्ताम्रो" (यजु १६। ६) 
मन्त्रके पुरुलङ्गोक्त देवता और पंक्ति छन्द हैं 
“मर्माणि ते०' (यजु० १७।४९) मन्त्रका ब्रि 
न्द और लिङ्गोक्त देवता हैं। सम्पूर्ण ्रध्यायके 
परमेष्टो ऋषि, 'देवानाम्‌' इत्यादि मन्त्रोकि 
प्रजापति ऋषि और तीनों ऋचाओके कुत्स 
ऋषि हैं। “मा नो महान्तमुत मा नो०' (यजुर्वेद 
१६। १५) और 'मा नसतोके०' (यजु® १६। १६) 
आदि दो मन्त्रोकि एकमात्र उमा तथा अन्य 
मनत्रोकि रुद् और रुद्रगण देवता हैं। सोलह 
ज्राचाओँवाले आद्य अनुवाकके रुद्र देवता हैं। 
प्रथम मन्ख्रका छन्द गायत्री, तीन ऋचाओंका 
अनुहुप्‌, तीन ऋचाओका पंक्ति, सात ऋचाओका 
अनुहुप्‌ और दो मन्त्रोंका जगती छन्द है। “तमो 
हिरण्यबाहवे०' (यजुः १६। १७) मन्त्रसे लेकर 
“नमो वः किरिकेषयः०' (यजु १६।४६) तक 


बन 


सुद्रगणकी तीन अशीतियाँ हैं। रुद्रनुवाकके पाँच 
ऋचाओंके रुद्र देवता हैं। बीसी ऋचा भी 
रुददेवता-सम्बन्धिनी है। पहली ऋचाका छन्द 
बृहती, दूसरीका त्रिजगती, तीसरीका विट्‌ 
और शेष तीनका अनुष्टप्‌ छन्द है। श्रेष्ठ आचरणसे 
युक्त पुरुष इसका ज्ञान पाकर उत्तम सिद्धिका 
लाभ करता है। “ब्रैलोक्य-मोहन' मनसे भी 
'विष-व्याधि आदिका विनाश होता है। वह मन्त्र 
इस प्रकार है--'इं ऑ हं हुँ तैलोक्यमोहनाय 
विष्णवे नम: ।' (त्रैलोक्यमोहन विष्णुको 
है) निम्ताङ्कित आनुहुभ तृसिंह-मन्त्रसे भी विष- 
व्याधिका विनाश होता है॥ १-१६॥ 
(आतु वृसिंह- मन्त्र) 

ॐ हुं इं उग्र॑ वीरै महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्‌। 
तसि भीषण भद्र॑मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्‌॥ 

“जो उग्र, वौर, सर्वतोमुखी तेजसे प्रज्वलित, 
भयंकर तथा मृत्युकी भी मृत्यु होते हुए भी 
भक्तजनोके लिये कल्याणस्वरूप हैं, उन महाविष्णु 
जृसिंहका मैं भजन करता हूँ।' हृदयादि पाँच 
अङ्गोके न्याससे युक्त यही मन्त्र समस्त अर्धोको 
सिद्ध करनेवाला है। श्रीविष्णुके द्वादशाक्षर और 
अशशक्षर मन्त्र भौ विष-व्याधिका नाश करनेवाले 
हुँ।'कुब्जिका त्रिपुरा गौरी चन्द्रिका विषहारिणी /-- 
यह प्रसादमनत्र विषहारक तथा आयु और आरोग्यका 
वर्धक है। सूर्य और विनायकके मन्त्र भी 
'विषहारी कहे गये हैं। इसो तरह समस्त समन्त 
भी विषका नाश कलेवाले हुँ॥ १८--२१॥ 


इस अकार आदि आग्रेय महारामो 'पकाङ्ग-रुदविधान" मामक 
दो सौं छियानबेकाँ अध्याय पूरा हुआ २९६४ 
em 


दो सौ सत्तानबेवाँ 


नबेवाँ अध्याय 


विषहारी मन्त्र तथा औषध 


अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ ' ॐ नमो भगवते 


रुद्राय च्छिन्द-च्छिन्द विषं ज्वलितपरशुपाणये | पश्षिरुद्राय 


स्वाहा।' --इस मन्त्रसे और '३% नमो भगवते 
।, दष्टकं कम्पय 


कष्पय जल्पय जल्यय 
लल लल बन्ध बन्य मोचय मोचय वररुढ गच्छ 
गच्छ वध यध जुट बुट बुक युक भीषय भीषय 
मुष्टिना विषं संहर संहर ठ ठ/-इस 'पक्षिसदर- 
मनसे सर्पदष्ट मनुष्यको अभिमत करलेपर उसके 
विषका नाश हो जाता है। ॐ नमो भगवते रुर 


_विषोत्थापनरूपं मन्त्राद्‌ विषधारणम्‌ ' ॐ क्षिप उ» 
क्षिप स्वाहा" ' 3 हां हीं खं स: ठ हो ही ठः ।" 
यह मन्त्र जप आदिके ढ्वारा सिद्ध होनेपर सदैव 
सरको बाँध लेता है। 
“गोपीजनवल्लभाय स्वाहा '-- यह मनर सम्पूर्ण 
अभीष्ट अर्थोको सिद्ध कलेवाला है। इसमें 
आदिके एक, दो, तीन और चौथा अक्षर बीजके 
रूपमें होगा। इससे हदय, सिर, शिखा और 
'कवचका न्यास होगा। फिर 'कृष्णचक्राय अस्राय 
'फद्‌' बोलनेसे पञ्चाङ्गन्यासकी क्रिया पूरी होगी। 
` ॐ नमो भगवते रु प्रेताधिपतये हल हलु 
गर्ज गर्ज नागान भ्रामय भ्रामय मुझ मुझ मोहय 
मोहय कडू कड आविश आविश सुवर्णपतङ्ग 


इस प्रकार आदि आप महुरं“ 


रुद्रो ज्ञापयति स्वाहा॥ १-५ ॥ 

यह 'पातालक्षोभ-मन्त्र' है। इसके द्वारा 
रोगीको अभिमन्त्रित करनेसे यह उसके लिये 
'विषनाशक होता है। दंशक सर्पके डँस लेनेपर 
जलते काष्ट, तप्त शिला, आगकी ज्वाला अथवा 
गरम कोकनद (कमल) आदिके द्वारा दंश- 


दोण (गूम), तुलसी, धतूर और सहा-इनके 
रसम विकटुके चूर्णको भिगोकर खानेसै विषका 
जाश होता है। कृष्णपक्षकी पञ्चमीको लाया हुआ 
'शिरीषका पञ्चाङ्ग विषहारी है॥६--९२॥ 
“विषहारौ सर्वाषधका कथन" मामक 


दो सा सतातबेवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २९७० 
tr 


दो सौ अद्ठानबेवाँ अध्याय 
गोनसादि-चिकित्सा 


अप्िदेव कहते हैं--वसि्ठ! अब मैं तुम्हारे 
सम्मुख गोनस आदि जातिके सपाँके विषकी 
(चिकित्सका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। 
“ॐ हां हीं अमलपक्षि स्वाहा'-इस मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित ताम्बूलके प्रयोगसे मन्त्रवेत्ता मण्डली 


(गोनस) सर्पके विषका हरण करता है। लहसुन, 


अङ्कोल, त्रिफला, कूट, यच और त्रिकदु-इनका 
सर्पविषं पान करे। सर्पविषमें खुहीदुग्ध, गोदुग्ध, 
गोदधि और गोमूत्रमें पकाया हुआ गोधृत पान 
करना चाहिये। राजिलजातीय सपे डँस लेनेपर 
सैन्धवलवण, पीपल, घृत, मधु, गोमयरस और 
साहीकी आँतका भक्षण करना चाहिये। सर्पदष्ट 


मनुष्यको पीपल, शर्करा, दुग्ध, घृत और मधुका 
पान करना चाहिये। त्रिकदु, मयूरपिच्छ, विडालको 
अस्थि और नेवलेका रोम--इन सबको समान 
भाग लेकर चूर्ण बना ले। फिर भेड्के दूधमें 
'भिगोकर उसकी धूप देनेसे सभी प्रकारके विषोंका 
विनाश होता है। पाठा, निर्गुण्डी और अङ्कोलके 
पत्रको समान भागमें लेकर तथा सबके समान 
लहसुन लेकर बनाया हुआ भूप भी विषनाशक 
है। अगस्त्यके पत्तॉको काँजीमें पकाकर उसकी 
भापसे डसे हुए स्थानको सेका जाय, इससे विष 
उतर जाता है॥ १-७॥ 

मूषक सोलह प्रकारके कहे गये हैं। कपासका 
रस तेलके साथ पान करलेसे 'मूषक-विष का नारा 
होता है। फलिनी (फलिहारी)-के फूलॉका सॉठ 
और गुड़के साथ भक्षण करना चाहिये। यह 
'विषरोगनाशक है। लूताएँ (मकड़ी) बीस प्रकारकी 
कही गयी हैं। इनके विषको सावधानीसे चिकित्सा 


करली चाहिये। प, पाक, क, पाटल, कूट, | सुप्रभादेवीको 


तगर, नेत्रबाला, खस, चन्दन, निर्गुण्डी, सारिवा 
और शेलु (लिसोडा)-ये लूता-विषहारीगण हैं। 
गुज, निर्गुण्डी और अङ्कोलके पत्र, सॉठ, हल्दी, 
'दारहल्दी, करञ्जकी छाल-इनको पकाकर 
"लूताविष'से पीड़ित मनुष्यका पूर्वो ओषधियोंसे 
युक्त जलके द्वार सेचन करे॥ ८-१३॥ 

अब 'वृश्चिक-विष'का अपहरण करनेवाली 
ओषधियोंको सुनो। मज़िष्ठा, चन्दन, त्रिकदु तथा 
शिरीष, कुमुदके पुष्प--इन चारों योगोंको एकत्रित 
करना चाहिये। ये योग लेप आदि करनेपर 
वृश्चिक-विषका विनाश करते हैं। 

“ॐ नमो भगवते रुद्राय चिवि चिवि च्छिन्द 
छन्द किरि किरि भिनद भिन्द खड्रेत च्छेदय 
च्छेदय शूलेन भेदय भेदय चक्रेण दास्य दारय ॐ 
हूं फद्‌।' 

इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित अगद (औषध) 


विषार्त मनुष्यको दे। यह गर्दभ आदिके विषका 
विनाश करता है। त्रिफला, खस, नागरमोथा, 
नेत्रबाला, जटामांसी, पदक और चन्दन--इनको 
बकरीके दूधके साथ पिलानेपर गर्दभ आदिके 
विषोका नाश होता है। शिरीपका पञ्चाङ्ग और 
ज़िकदु गोजरके विषका हरण करता है। खुही- 
डुथके साथ सिरसकी छाल 'उन्दूरज दुर” 
(डक) -के विषका शमन करती है। कडु और 
तगरमूल घृतके साथ प्रयुक्त होनेपर “मत्स्यविष 'का 
जाश करते हैं। यवक्षार, त्रिकटु, चच, हींग, 
बायबिंग, सैन्धवलवण, तगर, पाठा, अतिबला 
और कूट-ये सभी प्रकारके 'कौट-विषों"का 
विनाश करते हैं। मुलहठी, त्रिकट, गुड और 
दुगधका-इनका योग “पागल कुत्ते के विषका 
हरण करता है॥ १४-१७॥ 

“ॐ सुभरा नमः, ॐ सुप्रभावै नमः '--यह 
ओषधि उखाड़नेका मन्त्र है। भगवान्‌ ब्रहमाने 
आदेश दे रखा है कि मानवगण जो 
_ओषधियाँ बिना विधि-विधानके ग्रहण करते हैं 
तुम उन ओषधियोंका प्रभाव ग्रहण करो। इसलिये 
पहले सुप्रभादेवीको नमस्कार करके ओषधिके 
चारों ओर मदरसे जौ बिखेरकर पूवोक्त मन्रका 
दस बार जप करके ओषधिको नमस्कार करे 
और कहे-“तुम ऊत हो; मैं तुम्हें उबाड़ता 
हुँ।' इस विधिसे ओषधिको उखाडे और निम्माङ्कित 
मन्ते उसका भक्षण करे- 

जमः चुरुषसिंहाथ नमो गोपालकाय ख। 

आत्यनैवाभिजानाति रणे कृष्ण: पराजयम्‌। 

अने सल्यवाक्येन अगदो मैला सिद्धपतु ७ 

“युरुषसिंह भगवान्‌ गोपालको बारबार नमस्कार 
है। युद्धमें अपनी पराजयकी बात श्रीकृष्ण ही 
जञाने है-इस सत्य वाक्यके प्रभावसे यह अगद 
मुझे सिद्धिपरद हो।' 

स्थावर विषको ओषधि आदियें निम्नलिखित 


भन्त्रका प्रयोग करना चाहिये- 

'ई» नमो बैदूर्यमात्रे सत्र रक्षा रक्ष मां 
सर्वविषेभ्यो गौरि गान्धारि चाण्डालि मारतङ्किनि 
स्वाहा हरिमाये।' 


विषका भक्षण कर लेनेपर पहले वमन 
करके विषयुकत मनुष्यका शीतल जलसे सेचन 
करे। तदनन्तर उसको मधु और घृत पिलावे 
और उसके बाद विरेचन कराये॥ १८--२४॥ 


इस प्रकार आदि आग्रेय महापुराणमेँ “गोनसादि- चिकित्सा- कथन" नामक 
दो सँ अद्ठानबेवाँ अध्याय पूण हुआ॥ २१८४ 
em 
दो सौ निन्यानबेवाँ अध्याय 
बालादिग्रहहर बालतनत्र 


अग्निदेव कहते हैं-वसिष्ठ। अब मैं बालादि 
ग्रहको शान्त करनेवाले ' बालतत््र'को कहता हूँ। 
(शिशुको जन्मके दिन 'पापिनी' नामवली ग्रही 
ग्रहण कर सेती है। उससे आक्रान्त बालकके 
शरीरमै उद्धेग बना रहता है। वह मौका दूध पीना 
छोड़ देता है, सार टपकाता है और बारबार 
औवाको घुमाता है। यह सारी चेष्टा पापिनी ग्रहोके 
काएणसे ही होती है। इसके निवारणके लिये 
पापिनी प्रही और मातृकाओंके उद्देश्स उनके 
योग्य विविध भक्ष्य पदार्थ, गन्ध, माल्य, धूप एवं 
दौपकी यलि प्रदान करे। पापिनीद्वारा गृहीत 
(शुके शरीरम धातकी, लोध, मजीठ, तालीसपत्र 
और चन्दनसे लेप करे और गुणुलसे धूप दे। 
जन्मके दूसरे दिन 'भीषणी' ग्रही शिशुको आक्रान्त 
करती है। उससे आक्रान्त शिशुकी ये चेष्टाएँ होती 
हैं-वह खाँसी और श्वाससे पीड़ित रहता है तथा 
अङ्गको बरार सिकोड्ता है। ऐसे बालकको 
'बकरीके मूत्र, अपामार्ग और चनदनके साथ घिसी 
हुई पिष्पलीका सेवन कराना-अनुलेप लगाना 
चाहिये। गोशृग, गोदन्त तथा केशॉकी धूप दे एवं 
पूर्ववत्‌ बलि प्रदान करे। तीसरे दिन 'घण्टाली' 
नामकी ग्रही बचेको ग्रहण करती है। उसके द्वार 
गृहीत शिशुकी निम्नलिखित चेषा होती है।यह 
बारबार रुदन करता है, जँभाइयाँ लेता है, 
कोलाहल करता है एवं त्रास, गात्रोद्देग और 


अरुचिसे युक्त होता है-ऐसे शिशुको केसर, 
रसाञ्जन, गोदन्त और हस्तिदन्तको बकरीके 
दूधमें पोसकर लेप लगाये। नख, राई और 
'बिल्वपत्रसे धूप दे तथा पूर्वोक्त बलि अर्पित करे। 
चौथी ग्रही 'काकोली' कही गयी है। इससे गृहीत 
"बालके शरीरमें उद्वेग होता है। वह जोर-जोरसे 
रोता है। मुँहसे गाज निकालता है और चारों 
दिशाओंमें बारबार देखता है। इसकी शान्तिके 
लिये मदिरा और कुल्माष (चना या उड्द)-की 
बलि दे तथा बालकके गजदन्त, सापकी केंचुल 
और अश्वमू्रका प्रलेप करे। तदनन्तर राई, नीमकी 
पत्ती और भरेड़ियेके केशसे धूप दे। 'हंसाधिका' 
पाँचवीं ग्रही है। इससे गृहीत शिशु जँभाई लेता, 
ऊपरकी ओर जोरसे सास खाँचता और मुरी 
बाँधता है। ऐसी ही अन्य चष्टाएँ भौ करता है। 
“हंसाधिका'को पूर्वोक्त बलि दे। इससे गृहीत 
शिशुके शरीरमें काकड़ासिंगी, बला, लोध, मैनसिल 
और तालीसपत्रका अनुलेपन करे। "फट्कारी" 
छठी ग्रही मानी गयी है। इससे आक्रान्त बालक 
अयसे चिहुँकता, मोहसे अचेत होता और बहुत 
रोता है, आहारका त्याग कर देता है और अपने 
अङ्गको बहुत हिलाता-डुलाता है। “फट्कारी 'के 
उद्देस्यसे भी पूर्वोक्त बलि प्रदान करे । इससे गृहीत 
शिशुका राई, गुणुल, कूट, गजदन्त और घृतसे 
धूपन और अनुलेपन करे। 'मुक्तकेशी' नामकी 


+अध्याय २९६० 


ग्रही जने सातवें दिन बालकपर आक्रमण करती 
है। इससे आक्रान्त बालक दुःखातुर रहता है। 
उसके शरसे सङ्नेकी-सी गन्ध आती है। वह 
जम्भा, कोलाहल, अत्यधिक रुदन और काससे 
पीडित रहता है। ऐसे बालकको व्याप्रके नखोंकी 
धूप देकर बच, गोमय और गोमूत्रसे अनुलिप्त 
करे। “श्रीदण्डी' नामवली ग्रही शिशुको आठवें 
दिन पकडत है। इससे ग्रस्त बालक दिशाओंको 
देखता, जीभको हिलाता, खाँसता और रोता है। 
* श्ीदण्डी 'के उद्देश्य पूर्वो पदारथोको विविध 
बलि दे। इससे पीड़ित शिशुको हॉग, बच, सफेद 
सर्षप और लहसुनसे भूषित तथा अनुलिप्त करे। 
'कर्वगरही' नवी महाग्रही है। इससे ग्रस्त बालक 
उदरेण और दीर्ध उच्छवाससे युक्त होता है। वह 
अपनी दोनों मुद्ियोको चबाता है। ऐसे शिशुको 
लाल चन्दन, कूट, बच और सरसे लेप और 
ानरके नख एवं रोमसे धूपन करे। दसवीं 
“रोदनी” नामकी ग्रही है। इससे गृहीत शिशुकी 
निम्नलिखित चेष्टाएँ होती हैं। वह सदा रोता है, 
उसका शरीर नील वर्ण और सुगन्धसे यु हो 
जाता है। ऐसे शिशुको निम्बका धूप और कूट, 
बच, राई तथा रालका लेपन करे। "रोदनी 
ग्रहोके उद्देश्यसे लाजा, कुल्माष, वनमूँग और 
भातकी बलि दे। इस प्रकार ये धूपदान आदिको 
क्रियाएँ शिशुके जन्मके तेरहवें दिनतक की जाती 
हैं। (शेष तीन दिनोँकी सारी क्रियाएँ दसवें 
दिनके समान समझनी चाहिये।) ॥ १-१८६॥ 

एक मासके शिशुको 'पूतना' नामकी ग्रही 
ग्रहण करती है। उसका स्वरूप शकुनि (पक्षिणी-- 
बकी)-का है। इससे पीड़ित बालक कौएके 
समान काँव-काँव करता, रोता, लंबी सास लेता, 
आँखोंको बारबार माँचता और मूत्रके समान 
गन्धसे युक्त होता है। ऐसे बालकको गोमूत्से 


खान कराना और गोदन्तसे धूपित करना चाहिये। 
“पूछना के उददेश्यस ग्रामकी दक्षिणदिशामें 

जौचे एक सप्ताहतक प्रतिदिन पीतवस्व, रक्तमाल्य, 
गन्ध, तैल, दीप, त्रिविध पायसान, तिल और 
पूरवो पदार्धोकी बलि दे। दो मासके शिशुको 
“मुकुटा' नामकी ग्रहो ग्रहण करती है। इससे 
आक्रान्त शिशुका शरीर पीला और ठण्डा पड़ 
जाता है। उसको सर्दी होती है, नाकसे पानी 
शिरता है और मुख सूख जाता है। इस प्रहीके 
निमित्त पुष्प, गन्ध, वस्त्र, मालपूए, भात और 
दोपककी बलि प्रदान करे । इससे प्रस्त बालकको 
कृष्णागुरु और सुगन्धबाला आदिसे धूपित करे। 
बालकको तृतीय मासमें “गोमुखी' ग्रहण करती 
है। इससे आक्रान्त शिशु बहुत नद लेता है, बारंबार 
मलमूत्र करता है और जोर-जोरसे रोता है। 
गोमुखी को पहले यव, प्रियङ्गु, कुल्माष, शाक, 
भात और दूषको पूर्व दिशामें बलि देनी चाहिये। 
तदनन्तर मध्याहकालमे शिशुको पशभङ्ग या 
चक्षपत्रसे खान कराकर घीसे भूषित करे चतुर्थ 
मासमे 'पिङ्गला' नामकी ग्रहों बालकको पीड़ित 
करती है। इससे गृहीत बालकका शरीर सफेद 
और दुर्गन्धयुक होकर सूखने लगता है। ऐसे 
शिशुकी मृत्यु अवश्य हो जाती है। पाँचवों 
“ललना' नामकी ग्रही होती है। इससे पौड़ित 
'शिशुका शरीर शिथिल होता है और मुख सूखने 
लगता है। उसकी देह पीली पढ़ जाती है और 
अपानवायु निकलती है। 'ललना'की शान्तिके 
लिये दक्षिणदिशामें पूरवोक्त पदाथोंकी बलि दे। 
छठे मासमें “पङ्कजा' नामकी ग्रही शिशुको पीड़ित 
करती है। इससे गृहीत शिशुकी चेष्टा रुदन और 
विकृत स्वर आदि है। 'पडुजा'को भी पूर्वोक्त 
पदार्थ, भात, पुष्प, गन्ध आदिकी बलि प्रदान 
करे। सातवें महीनेमें 'निराहारा' नामकी प्रही 


हार गल पल, बट ओर बेलके से “पक” सा पड़ कल्ले है 


दशर 


+ अशनिपुतण+ 


(मज 
शिशुको ग्रहण करती है। इससे पीड़ित शिशु दुर्गन्ध | राजफलके छिलकेसे धूप दे॥ ३३--३५॥ 


और दनतरोगसे युक्त होता है। 'निराहारा'के 
निमित्त मिष्टान्न और पूर्वो पदार्थको बलि दे। 
आठवें मासमें 'यसुना' नामवाली ग्रहों शिशुपर 
आक्रमण करती है। इससे पीड़ित शिशुके शरे 
दाने (फोडे-फुन्सियाँ) उभर आते हैं और शरीर 
सूख जाता है। इसकी चिकित्सा नहीं करानी 
चाहिये। नवम मासमे 'कुम्भकर्णी' नामवाली 
ग्रहीसे पीड़ित हुआ बालक ज्वर और सदसे कष्ट 
पाता है तथा बहुत रोता है। 'कुम्भकर्णी'के 
जाततर पूर्वक पदार्थ, कुल्माष (उड़द या चना) 
आदि पदार्धोंकी ईशानकोणमें बलि दे। दशम 
मासमें “तापसी' ग्रही बालकपर आक्रमण करती 
है। इससे ग्रस्त बालक आहारका परित्याग कर 
देता है और आँखें मूँदे रहता है। 'तापी'के 
उद्देशयसे घण्टा, पताका, पिष्टान आदि पदा्यॉको 
बलि प्रदान करे। ग्यारह “राक्षसी' नामकी ग्रह 
है। इससे गृहीत बालक तेत्रोगसे पौड़ित होता 
है। उसकी चिकित्सा व्यर्थ होती है। बारहवें 
महीनेमें 'चञ्चला' ग्रही शिशुको ग्रहण करती है। 
इसके द्वार आक्रान्त बालक दौर्ष नि:श्वास और 
भय आदि चेष्टाऑसे युक्त होता है। इस ग्रहोके 
शान्वर्थ मध्याहके समय पूर्वदिशामें कुल्माष और 
तिल आदिकी बलि दे॥ १९-३२ १॥ 

द्वितीय र्मे 'यातना' नामकी गरही शिशुको 
रहण करती है। इससे शिशुको “यातना' सहनी 
पड़ती है और उसमें रोदन आदि दोष प्रकट होते 


चतुर्थ चर्म 'चटका' नामकी राक्षसी शिशुको 
रहण करती है। उससे ग्रस्त हुए बालकको ज्वर 
आता है और सारे अङो व्यथा होती है । चटकाको 
पूर्वो पदार्थ एवं तिल आदिकी बलि दे और 
बालकको खान कराकर उसके लिये धूपन करे। 
पञ्चम वर्षमें “चञ्चला' शिशुपर अधिकार कर लेती 
है। इससे पीड़ित बालक च्वर, भय और अङ्ग- 
शैबिल्यसे युक्त होता है। चञ्चलाको भात आदि 
'पदाधोकी बलि दे और बालकको काकड़ासिंगीसे 
भूषित करे। साथ ही पलाश, गूलर, पीपल, बड़ 
और बिल्वपत्रके जलसे उसका अभिषेक किया 
जाय। छठे वर्षमे 'धावनी' नामकी ग्रही बालकपर 
आक्रमण करती है। उससे गृहीत बालकका शरीर 
नौरस होकर सूखने लगता है। उसके अङ्ग-अङ्गमेँ 
चौडा होती है। इसके उरस सात दिनतक पूर्वो 
पदाथोंकी बलि और बालकका भूङ्गराजसे सरापन 
और धूपन करे॥ ३६-३८ ॥ 

सप्तम वर्षमै 'यमुना' ग्रहीसे पीड़ित बालक 
सर्दी, मुखा तथा अत्यन्त हास एवं रोदनसे युक्त 
होता है। इस प्रहीके निमित पायस और पूरवो 
पदार्थ आदिकी बलि दे एवं बालकका पूर्ववत्‌ 
विधिसे स्रापन और धूपन करे। अष्टम वर्षमे 
“जातवेदा' नामकी ग्रही बालकपर अधिकार 
करती है। इससे पीड़ित बालक भोजन छोड़ देता 
है और बहुत रोता है। जातवेदाके निमित कृसर 
(खिचड़ी), मालपूए और दही आदिकी बलि 


हैं। 'यातना' प्रहीको तिलके गूदे और पूर्वोक्त |प्रदान करे। बालकको खान कराके धूपित भी 
पदार्थको बलि दे। खान आदि कर्म पूर्ववत्‌ | करे। नवम वर्षमें 'काला' नामकी ग्रही बालकको 


विधिसे करना चाहिये। तृतीय वर्षमें बालकपर 


पडती है। इससे ग्रस्त बालक अपनी भुजाओंको 


“रोदिनी' अधिकार करती है। इससे ग्रस्त बालक | कँपाता है, गर्जना करता है और भयभीत रहता 


कापता और रोता है तथा उसके पेशाबमें रक्त 
आता है। इसके उद्देश्यसे गुड़, भात, तिलका पूआ 
और पीसे हुए तिलकी बनी प्रतिमा दे। बालकको 


है। कालके शात्तयर्थ कृसर, मालपूए, ससू, 
कुल्माष और पायस (खीर)-की बलि दे। दसवें 
वर्षमें 'कलहंसी” बालकको ग्रहण करती है। 


'तिलमिश्रित जलसे खान कयकर पञ्चपत्र और | इससे उसके शरीरमे जलन होती है, अङ्ग दुर्बल 


० अध्याय ३००० 


६१३ 


हो जाते हैं और वह च्वस्पस्त रहता है। इसके 
निमित्त पाँच दिनतक पूरी, मालपूए, दधि और 
अनकी बलि देनी चाहिये। बालक का निम्बपत्रोंस 
धूपन और कूटका अनुलेपन करे। म्वारहवें वर्मं 
कुमारको 'देवदूती' नामकी ग्रही ग्रहण करती है। 
इससे वह कठोर वचन बोलता है। 'देवदूती"के 
उद्देश्यले पूर्ववत्‌ बलिदान और लेपादिक करे। 
बारह वर्षमें 'बलिका 'से आक्रान्त बालक श्वास- 
रोगसे युक्त होता है। इसके निमित भी पूर्वो 
विधिसे बलि एवं लेपादि करे। तेरहवें वर्षमें 
“वायवी' ग्रहीका आक्रमण होता है। इससे पीडित 
कुमार मुखरोग तथा अङ्गशैचिल्यसे यु होता है। 
'वायवीको आन, गन्ध, माल्य आदिकी बलि दे 
और चालकको पञ्चपत्रसे खान करावे। राई और 
निम्बपत्रॉसे भूषित करे। चौदहव वर्षमे 'यक्षिणी' 
'बालकपर अधिकार करती है। इससे वह शूल, 
ज्चर, दाह आदिसे पीड़ित होता है। यक्षिणी के 
उददेश्यसे पूर्वोक्त विविध भक्ष्य-पदार्थोकी बलि 
विहित है। इसकी शान्तिके लिये पूर्ववत्‌ खान 
आदि भी करने चाहिये। पहं वर्षमे बालकको 
“मुष्डिका' ग्रहीसे कष्ट प्रात होता है। उससे पीड़ित 
बालकके सदा रक्तपात होता रहता है। इसकी 
चिकित्सा नहीं करनी चाहिये॥ ३९--४७॥ 
सोलहबीँ 'वानरी' नामकी ग्रही है। इससे 
पीडित नवयुवक भूमिपर गिरता है और सदा 
निद्रा तथा ज्वस्से पीड़ित रहता है। वानरोको 
तीन दिनतक पायस आदिकी बलि दे एवं 


इस अकार आदि आत्रे महाुराकर्मे “२ 


बालकको पूर्ववत्‌ खान आदि कर्म कराये। 
सत्रहवें वर्षमें “गन्धवती' नामकी गरही आक्रमण 
करती है। इससे ग्रस्त बालकके शरीरें उद्वेग 
बना रहता है और वह जोर-जोरसे रोता है। 
इस ग्रहीको कुल्माष आदिक बलि दे और 
पूर्ववत्‌ खान, धूपन तथा लेपन आदि कर्म 
करे। दितकी स्वामिनी ग्रही “पूतना' कही जाती 
है और वर्ष-स्वामिनी ' सुकुमारी'॥ ४८--५०॥ 

ॐ नमः सर्वमातृभ्यो बालपीडासंयोगं भुञ्ज 
भुज चुट चुट स्फोटय स्फोटय सफर स्फर गृह 
गूहाक्रन्दयाउउक्रन्दय एवं सिद्धरूपो ज्ञापयति। 
हर हर निर्दोधं कुरु कुरु बालिकां खाले स्त्रिय॑ 
पुरुषं खा सर्वग्रहाणामुपक्रमात्‌। चामुण्डे नमो 
देख हूं अघ अप ह हता 
गच्छनत गृहाका,, अन्यत्र रो 
ज्ञापयति॥ ५१-५२॥ 

इस सर्वकामप्रद नरका बालप्रहोकै शाल्यर्थ 
प्रयोग करे॥५३॥ 

ॐ नमो भगवति चामुण्डे मुझ सुझत बालं 
बालिकां वा बलिं गृहन गृह जय जय वस 


कारिकेय, पार्वती, लक्ष्मी एवं मातृकागण ज्वर 
तथा दाहसे पीड़ित इस कुमारको छोड्‌ दें और 
इसकी भी रक्षा करें। (इस मन्त्रसे भी बालग्रहजनित 
'पौड़ाका निवारण होता है।) ॥५५॥ 
'बालादिग्रहहर बालतत्त्र-कथत” नामक 


दो सौ विन्यातकेयाँ अध्याक पूर हुआ# २११० 


तीन सौवाँ अध्याय 
ग्रहबाधा एवं रोगोंको हरनेवाले मन्त्र तथा औषध आदिका कथन 


अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ ! अब मैं ग्रहोंके 
उपहार और मन्त्र आदिका वर्णन करूँगा, जो 


गहॉको शान्त करनेवाले हैं। हर्ष, इच्छा, भय और 


'शोकादिसे, प्रकृतिके विरुद्ध तथा अपवित्र भोजनसे 


६१४ 


9 अहु» 


और गुरु एवं देवताके कोपसे मनुष्यको पाँच 
प्रकारके उन्माद होते हैं। वे वातज, कफज, 
पित्तज, सन्निपातज और आगन्तुक कहें जाते हैं। 


'डपवन, पुल, नदौ-संगम, शूऱय गृह, बिलद्वार 
और एकान्तवर्ती इकले वृक्षपर रहते और वहाँ | 
जानेवाले पुरुषोंको पकडते हैं। इसके सिवा वे 
सोयी हुई गर्भवती स्त्रीको, जिसका ऋतुकाल 
निकट है उस नारीको, नंगी औरतको तथा जो 
शुन कर रही हो, ऐसी स्त्रीको भो पकडते 
हैं। मनुष्योकि अपमान, थैर, विष्न, भाग्यमे 
डलट-फेर इन ग्रहोंसे हो होते हैं। जो मनुष्य 
देवता, गुरु, धर्मादि तथा सदाचार आदिका 
उल्लङ्घन करता है, पर्वत और वृक्ष आदिसे 


'गिरता है, अपने केशको बार-बार नोचता है तथा 
लाल आँखें किये रुदन और न्तन करता है, 
उसको “रूप'-ग्रहविशेषसे पीड़ित जानना चाहिये || 
जो मानव उद्रेगयु, दाह और शूलसे पीड़ित, 
भूख-प्याससे व्याकुल और शिरोरोगसे आतुर 
होता और "मुझे दो, मुझे दो'-यों कहकर 
याचना करता है, उसे 'बलिकामी' प्रहसे पाडत 
जाने। स्त्री, माला, खान और सम्भोगकी इच्छासे 
युक्त मनुष्यको 'रतिकामी' रहे गृहीत समझना 
चाहिये॥ १-८॥ 

व्योमव्यापी, महासुदर्शनमन्त्र, विटपनासिक, 
पातालनारसिहादि मन्त्र तथा चण्डीमन्त्र-ये ग्रहोंका 


मर्दन-ग्रहपोड़ाका निवारण करनेवाले हैं*॥ ९॥ 
(अब ग्रहपीडानाशन भगवान्‌ सूर्यकी आराधना 
बतलाते हैं--) सूर्यदेव अपने दाहिने हाथोंमें 
पाश, अङ्कुश, अक्षमाला और कपाल तथा बायें 
हाथोमे खट्वाङ्ग, कमल, चक्र और शक्ति धारण 
कसते हैं। उनके चार मुख हैं। वे आठ भुजा और 
बारह नेत्र धारण करते हैं। सूर्यमण्डलके भीतर 
कमलके आसनपर विराजमान हैं और आदित्यादि 
देवगणॉसे घिरे हुए हैं। इस प्रकार उनका ध्यान 
और पूजन करके सूयाँदयकालमें उन्हें अर्घ्य दे। 
अध्यंदानका मन्त्र इस प्रकार है-श्वास (य), 
विष (ओं), अग्रिमान्‌ रण्डी (र्‌, ओ), इल्लेखा 
(हाँ)--ये संकेताक्षर हैं। इत सबको जोड़कर 
शुद्ध मन्त्र हुआ--) 'यौँ रौँ ऐँ हीं कलशाकांयभूभुंवः 
सवर ज्वालिनीकुलघुद्धर।' ॥ १०--१२६॥ 
ग्होंका ध्यान 


सूर्यदेव कमलके आसनपर विराजमान हैं। 
उनकी अङ्गकान्ति अरुण है। ये रक्तस्त्र धारण 
करते हैं। उनका मण्डल ज्योतिर्मय है। वे उदाए 
स्वभावके हैं और दोनों हाथॉमें कमल धारण 
करते हैं। उनकी प्रकृति सौम्य है तथा सारे अङ्ग 
दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं। सूर्य आदि सभी 
ग्रह सौम्य, बलदायक तथा कमलधारी हैं। उन 
सबका वस्त्र विद्युत-पुझके समान प्रकाशमान है। 
चन्द्रमा श्वेत, मङ्गल और बुध लाल, बृहस्पति 
पीतवर्ण, शुक्र शुक्लवर्ण, शनैश्वर काले कोयलेके 
समान कृष्ण तथा राहु और केतु धूमके समान 


ह ह टच 


शणश््श्श्ज़््ज्ञ्श्््प्््षप्ख्यतः 


''िटपलासिक' कन्ददू्िहरूपको राका सूचक है बढ़े-बड़े कृ उनको काके अरर आ जाते हैं पृची और पठाललोकें 
उनका प्रताप फैला हुआ है तथा पाहाललोकर्े उनका रु हुआ था, एरय थी उनको "फाति कहते हैं। 


(' इस प्रकार है 
“डा चौर 


जं स्यु । कृति धो ष मृत्मयम्‌ 


दुसे सभो म यहाँ चाडो के गले अभिकित हुए हं "निहा के आदि पदेति तथा सन 
जुसिहादि' भय समइले चाहिदे। "दसि इस प्रकार है 32 नमो भकत 
'सर्वभूतविनाशनाव दह दह पच पच रक्ष रक्ष हं हों फट्‌ स्का इसका एक दूसत रू इस प्रकार भी है > नमो भगबते चसि 
जलात सर्र सि सर्द विहय हत हन रह दह पथ पच बन्ध बन्ध र रक हुँ फट्‌ 
स्वाहा ।"'सुद्शन-सहमन्ख इस प्रकार है-' ॐ सहसारणयालावहिन थीं हत ह क्‌ स्वाहा।' 


चर्णवाले बताये गये हैं। इन सबके बायें हाथ 
'बायीँ जाँघपर स्थित हैं और दाहिने हाथमें | विदिशाओमें 


अभयपुद्रा शोभा पाती है। ग्रहोंके अपने-अपने 
'जामके आदि अक्षर बिन्दुयुक होकर बीजमन्त्र 
होते हैं। 'फट्‌'का उच्चारण करके दोनों हाथॉका 
संशोधन करे। फिर अङ्गुष्ठसे लेकर करतलपर्यन्त 
करन्यास और नेत्ररहित हदयादि पञ्चाङ्गन्यास 
'करके भानुके मूल बीजस्वरूप तीन अक्षरों (हां, 
हीं, सः)' द्वारा व्यापकन्यास करे। उसका क्रम 
इस प्रकार है-मूलाधारचक्से पादाग्रप्यन्त प्रथम 
'बीजका, कण्ठसे मूलाधारपर्यन्त द्वितीय बीजका 
और मूर्सि लेकर कण्ठपर्यन्त तृतीय बौजका 
न्यास करे।' इस प्रकार अङ्गन्याससहित 
व्यापकन्यासका सम्पादन करके अर्ध्यपात्रको अस्व- 


मन्तरसे प्रक्षालित करे और पूर्वोक्त मूलमन्त्रका | करके उन्हें 


उच्चारण करके उस पात्रको जलसे भर दे। फिर 
उसमें गन्ध, पुष्प, अक्षत और दूर्वा डालकर पुनः 
उसे अभिमन्त्रित करे। उस अभिमन्त्रित जलसे 
अपना और पूजाइब्यका अवश्य ही प्रोक्षण 
करे॥ १४-९१९॥ 

'तत्पक्षात॒ योगपीठकी कल्पना करके ठस 
चीठके पायोके रूपमें प्रभूत" आदिको कल्पना 
करे। वे क्रमश: इस प्रकार हैं-प्रभूत, विमल, 
सार, आराध्य और परमसुख। आग्रेयादि चार 
कोणोंमें और मध्यभागर्मे इनके नामके अन्तम 
“नमः” पद जोड़कर इनका आवाहन-पूजन करे। 


योगपीठके ऊपर हृदयकमलमें तथा दिशा- 
दौप्ता आदि शक्तियोंकी स्थापना 
करे पौठके ऊपरी भागे इदयकमलको स्थापित 
करके उसके केसरोमे आठ शक्तियांकी पूजा 
करनी चाहिये। 'राँ दीप्तावै नमः पूर्वस्याम्‌। रौं 
सुझ्यायै नमः आग्रेयकेसरे। रू जयायै नमः 
दक्षिणकेसंरे। रें भन्ाथै नमः नैतयकेसरे। रै 
भूत्यै नमः पश्चिपकेसेरे। रौं विमलायै नमः 
'वायव्यकेसंरे। रौँ अमोधावै नमः उत्तरकेसरे। रे 
विद्युतावै नमः इंशानकेसरे। रः सर्वतोमुख्यै नमः 
अध्ये।'-- इस प्रकार शक्तियोंकी अर्चना करके 
तक सौराय योगपीठाय 
जमः। इस मनख्रसे समस्त पीठकी पूजा करे। 
सुब्रत! तत्पश्चात्‌ रवि आदि मूर्तियोंका आवाहन 
पाध्यादि समर्पित करे और क्रमशः 


दादि षडङ्न्यासपूर्वक पूजन करे। 'खं कानत” 
इत्यादि संकेतसे 'खे खखोल्काय नमः ' यह मन्त्र 
प्रकट होता है। (यथा “खं' मन्त्रका स्वरूप है 

कान्त-'ख' है, दाण्डिनी-'ख' है, चण्ड 


आकारसे युक्त जल 'क' अर्थात्‌ 'का' तथा 
बायु यकार'। इन सबके अन्तम हदू-नमः) 
इसके उच्चारणपूर्वक 'आदित्यपूर्ति परिकल्पयामि, 


[स उद कलतक ज इस प्रक्र है 


जलेको) सना भ्रमको तः ॥ (१४।५८) 


आमु 
२. अस कि 'सारदतिलक' नेत किया गया है- 
आधारादि पदा 


काकाच मूषि पठ च नयन ० 
उ 


वतम 


(६१५) 


अपोधा विद्युत चालक नवमी सर्वतोमुखो । घौठशछिः मादेत हरणाः सुफूषिताः ॥ 
अभत आदिके लिये पूजा-सल् इस प्रकार हू नम आच । बनलाय उम बे साराय नम: चाले । आहा तय: 
द्यम्‌ पए्मसुखाय नमः मधे शतक पूर मूल हौ दिये गे हैं 


यो कहना चाहिये। इन मूर्तियोंके पूजनका मन्त्र 
इस प्रकार है--'ॐ आदित्याय नमः। एँ रवये 
जम: । ॐ भानवे नमः। इ भास्कराय नमः। अं 
सूर्याय नमः।' अग्रिकोण, नैऋल्यकोण, ईशान- 
कोण और वायन्यकोण--इन चार कोणोंमें तथा 
मध्यमं हृदादि पाँच अज्जॉकी उनके नाम-मन्तरोंसे 
पूजा करनी चाहिये। वे कर्णिकाके भीतर ही उक्त 
दिशाओमें पूजनीय हैं। अस्त्रकी पूजा अपने 
सामनेकी दिशामें करनी चाहिये। पूर्वादि दिशाओं 
क्रमश: चन्द्रमा, बुध, गुरु और शुक्र पूजनीय हैं 
तथा आग्रेय आदि कोणोंमें मङ्गल, रैक, राहु 
और केतुकी पूजा करनी चाहिये॥ २०-२५ $॥ 

पृश्निपर्णी, हींग, बच, चक्र (पित्तपापडा), 
शिरीष, लहसुन और आमय--इन ओषधियोंको 
अकोके मरं पीसकर अञ्जन और नस्य तैयार कर 
ले। उस अञ्जन और नस्यके रूपमें उक्त औषधोंका 
उपयोग किया जाय तो वे ग्रहबाधाक। निवारण 
'कलेवाले होते हैं। पाठा, पथ्या (हाँ), बचा, शिर 
(सहिजन), सिन्धु (सेधा नमक), व्योष (त्रिकटु)-- 
इन औषधोंको पृथक्‌-पृथक्‌ एक-एक पल लेकर 
उन्हें बकरीकै एक आढ़क दूधमें पका ले और 
उस दूधसे घी निकाल ले। वह घी समस्त ग्रह 
बाधाओंको हर लेता है। वृक्षिकाली (बिच्छू- 
घास), फला, कूट, सभी तरहके नमक तथा 
शार्ज़ुक-इनको जलमें पका ले। उस जलका 
अपस्मार रोग (मिरगी)-के विनाशके लिये उपयोग 


करे। विदारीकंद, कुश, काश तथा ईखके क्वाथसे 

सिद्ध किया हुआ दूध रोगीको पिलाये। जेठी- 

मधु और भवएके एक दोन रसमें घीको पकाकर 

दे। अथवा पञ्चगव्य घीका उस रोगमें प्रयोग करे। 

अब ज्वर-निवारक उपाय सुनो--॥ २६--३०॥ 
जच 

ॐ भस्मास्त्राय विदहे। एकदंष्टाय धीमहि। 
जन्तो ज्वर: प्रचोदयात्‌॥ ३१॥ 

(इस मन्त्रके जपसे ज्वर दूर होता है।) श्वास 
(दमा)-का रोगी कृष्णोषण (काली मिर्च), 
हल्दी, राजा, द्राक्षा और तिलका तैल एवं गुड़का 
(आस्वादन करे। अथवा वह रोगी जेठीमधु 
(मुलहठी) और घौके साथ भागका सेवन करे 
या पाठा, तिक्ता (कुटकी), कर्णा (पिप्पली) 
तथा भा्गीको मधुके साथ चाटे। धात्री (आँवला), 
विश्वा (साट), सिता (मिश्री), कृष्णा (पिप्पली), 
मुस्ता (नागरमोथा), खजूर मागधी (खजूर और 
पीपल”) तथा पीवा (शतावर)--ये औषध 
हिक्का (हिचकी) दूर करनेवाले हैं। उपर्युक्त 
तीनों योग मधुके साध लेने चाहिये। कामल- 
रोगस ग्रस्त मनुष्यको जीरा, मण्डूकपर्णी, हल्दी 
और आँवलेका रस पिलाना चाहिये। त्रिकटु, 
पद्यकाह, त्रिफला, वायविङङ्ग, देवदारु तथा 
राख्रा-इन सबको सममात्रामे लेकर चूर्ण बना ले 
और खाँड मिलाकर उसे खाये। इस औषधसे 
अवश्य ही खाँसी दूर हो जाती है॥ ३२--३५॥ 


इस परकार आदि आग्रेय सहातुराणमे 'गरहकाधाहारी मन्छ तथा ऑचधका कथन" नामक 
तान सौ अध्याय पूण हुआ0 २००० 
ee 


तीन सौ एकवाँ अध्याय 


सिद्धि-गणपति आदि मन्त्र 
अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ट! शाङ्गी (गकार), 


दण्डी (अनुस्वारयुक्त) हो, उसके साथ परोश- 


तथा सूर्यदेवकी आराधना 
विष्णु (ईकार) और पावक (रकार) हो तो इन 
चार अक्षरोके मेलसे पिण्डीभूत बीज (ग्री) प्रकट 


यको िपसीका ताम दुखा आया है। को र दो बार आज हो, उसका रो सान लिक जाला है। 


अध्याय ३०१० 


(बरबस 


होता है। यह सर्वार्थसाधक माना गवा है'। 
उपर्युक्त बीजके आदिमं क्रमशः दीर्घ स्वरॉको 
जोड़कर उनके दवार अङ्गन्यास करे। यथा--'ग्रा 
हृदयाय जमः। ग्रं शिरसे स्वाहा। यूं. शिखायै 
'चषद्‌ प कवचाय हुम्‌। नर्याय यौद । रः 
अस्त्राय फद्‌।' ('ग' इस एकाक्षर बोजसे भी 
इसी प्रकार न्यास करना चाहिये। उसमें दीर्घ स्वर 
जोड़नेपर क्रमशः 'गा गंगू गै गां ग: '-- ये छः 
बीज बनेंगे।) अन्त (विसर्ग), विष (म्‌)--इनसे 
युक्त खान्त (ग)-का उच्चारण किया जाय। ऐसा 
केसे 'गं”, 'ग:'-ये दो बीज प्रकट हुए। 
औकार और बिन्दुसे युक्त 'गां' तोसरा बीज है। 
बिन्दु और कला दोनॉसे युक्त “गं:'-यह चौथा 
बीज और केवल गकार पाँचवाँ बौज है।' इस 
प्रकार विष्नराज गणपतिके ये पाँच ओज हैं, 
जिनके पृथक्‌-पृथक्‌ फल देखे गये है॥ १-३॥ 

'गणेशसम्बन्धी मनि लिये सापान्य पञ्चाङत्यास 

“गणंजयाय स्वाहा इृदयाय नम: । एकष्य 
हैं फद्‌ शिरसे स्वाहा। अचलकर्णिने नमो नमः 
(शिखायै सपद | गजवकयाय नमा नस; कवचाय 
हुम्‌। पहोदरहस्ताय ' चण्डाय हुँ फद्‌, अस्वाय 
'फद्‌।' यह सर्वसामान्य पञ्चाङ्ग है। उक्त एकाक्षर 
बीज-मन्त्रके एक लाख जपसे सिद्धि प्राप्त होती 
है॥४-५॥ 

अष्टदल कमल बनाकर उसके दिग्वर्ती दलॉमें 


गणेशजीके चार विग्रहोंका पूजन करे। इसी प्रकार 
वहाँ क्रमशः पाँच अङ्गको भी पूजा करनी चाहिये। 
'विग्रहोंके पूजन-सम्बन्धी मन्त्र इस प्रकार है 
१-गणाधिपतये नमः। २-गणेश्वराय नमः 
३-गणनायकाय नमः। ४-गणक्रीडाय नमः। 
(हदयादि चार अङ्गको तो कोणवता चार दलॉमें 
और अस्त्रको मध्यमं पूजा करे।) 'बक्रतुण्डाय 
मः । एकरदहटाय नमः महोदय नम: । गजवक्राय 
नमः । लम्बोदराय नप: । विकटाय नम: । विष्नराजाय 
जमः।धूपरवणाय,नमः।'-इन आठ मूर्ियॉकौ 
कमलचक्रके दिग्बर्ती तथा कोणवर्ती दलम पूजा 
| करे। फिर इरि लोकपालो तथा उनके अस््रोकी 
अर्चना करे। मुद्रा-प्रदर्शनद्वारा पूजन अभीष्ट है। 
मध्यमा तथा तर्जनीके मध्यमे अँगूठेको डालकर 
मुट्ठी बाँध सेना-यह गणेशजीके लिये मुद्रा है। 
उनका ध्यान इस प्रकार करे" भगवान्‌ गणेशके 
चार भुजाएँ हैं। वे एक हाथमें मोदक लिये हुए 
है और शेष तीन हाथमे णड, पाश एवं अङ्कुशसे 
सुशोभित हैं। दाँतोचे उन्होंने भश्य-पदार्थ लदूको 
दबा रखा है और उनकी अङ्गकान्ति लाल है। वे 
कमल, पाश और अङ्कुशसे घिरे हुए हैं॥ ६-१०॥ 

गणेशजीकी नित्य पूजा करे, किंतु चतुर्थीको 
विशेषरूपसे पूजाका आयोजन करे। सफेद आककी 
जड्से उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा करे। उनके 
लिये तिलकी आहुति देनेपर सम्पूर्ण सनोरधोंकी 


[यत इस मनका उद्धा इस परक मल है 


“स्कार: अप्र क: । वामाकि काः । नुः चज र्‌ इति मायस्य स्पत 


ज पे हं प्री चित 


इसके अतु इस चौजको आदे ही बीजले सम्पुटित कर दिया आव हो यह मन" हो जता है। अपे 
इसके एकाशररुपको हो लिया है।यह एकाथर वाज्य ककन "सिनत के जागे प है और साधकोँको सब प्रकारको 
'सिडि दैनेकला है। कहां-कहीं -. री रि प्रोको गनर" पाठ देखा जता है। इसके अनुसार शाज्री-गकारको 


स्टक विपुल केवल पहि प्क फं विदे बोजाति वितु 8. 


3. 'शापदतिलक' और 'श्विशाणव-हन'बै खा हो उल्लेख है। ब 'महोदरहस्ताय'कै साय 'महोदशाय' है। 


पि होती है। यदि दही, मधु और घीसे मिले 
हुए चावलसे आहुति दी जाय तो सौभाग्यको 
सिद्धि एवं वशित्वकी प्राप्ति होती है॥११३॥ 

घोष (ह), असृक्‌ (र), प्राण (य), शान्ति 


(और), आर्घी (उ) तथा दण्ड (अनुस्वार)-यह 
सब मिलकर सूर्यदेवका 'हुशौ 3»'--ऐसा 
*मार्तण्डभैरव' नामक बीज होता है। इसको बिम्ब- 
बीजसे' सम्पुटित कर दिया जाय तो यह साधकोँको 
धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष-चारों पुरुषायोंकी 
प्त करनेवाला होता है। पाँच हस्व अक्षरको 
आदिमें बीज बनाकर उनके द्वारा पाँच मूर्तियोँका 
न्यास करे। यथा--' अ सूर्याय नमः। ईं भास्कराय 
जमः। भानवे नमः । एँ रवये नमः। ओं दिवाकराय 
जमः/* दीर्धस्वराके बौजसे हृदयादि अङ्गन्यास 
करे। यधा-'आं हृदयाय नमः ।' इत्यादि। इस 
प्रकार न्यास करके ध्यान करे-- भगवान्‌ सूर्य 
ईशानकोणमें विराजमान हैं। उनकी अङ्गकान्ति 
सिन्दूरके सदृश अरुण है। उनके आधे वामाङगमे 
उनकी प्राणवल्लभा विराज रही हैं'॥ १२-१३६ ॥| 

(/शविद्यार्णव-तनतर'भे मारतण्डभैरव-बीजको 
हो दीर्घ स्वरसे युक्त करके उनके द्वारा इदयादि- 
न्यासका विधान किया गया है। यथा-हुं 
दयाय नमः। हृ शिरे स्वाहा।' इत्यादि।) 

फिर ईशानकोणमे कृतान्तके लिये निर्माल्य और 
चण्डके लिये दीप्ततेज (दीपज्योति) अर्पित करे। 
रोचना, कुङ्कुम, जल, रक्त चन्दन, अक्षत, अङ्कुर, 
वेणुबीज, जौ, अगहनी, धानका चावल, साबा 


तिल तथा राई और जपाके फूल अध्यंपा्रमें डाले। 
फिर उस अर्घ्यपात्रको सिरपर रखकर दोनों घुटने 
घरतोपर टिका दे और सूर्यदेवको अर्घ्य अर्पित 
करे। आपने मन्त्रसे अधिमन्त्रित नौ कलशॉद्रार 
हका पूजन करके ग्रहादिकी शान्तिके लिये 
शान्ति-कलशके जलसे खान एवं सूर्यमन्त्रका जप 
केसे मनुष्य सब कुछ पा सकता है। (एक सौ 

अध्यायमें कथित) 'संग्रामविजय- 
मनम बीजपोषक बिन्दुयुक अग्रि--रकार अर्थात्‌ 
'र” जोड़कर उस सम्पूर्ण मनत्रका मूर्थासे लेकर 
चरणपर्यनत व्यापकन्यास करके मूलमनत्रका, अर्थात्‌ 


अङ्गन्यास करके अपने-आपका रविके रूपमे 
चिन्तन करे। अर्थात्‌ मेरी आत्मा सूर्वस्वरूप है, ऐसी 
भावना करे। मारण और स्तम्भनकर सू्देवके 
'चीतवर्णका, अप्ययं वर्णक, शतकी क्रियाम 
कृष्णवर्णका तथा मोहनकर्मे इन्दरधनुषके समान 
वर्णका चिन्तन करे । जो सूर्यदेवके अभिषेक जप, 
ध्यान, पूजा और होमकर्ममें सदा तत्पर रहता है, 
ह तेजस्वी, अजेय तथा श्रीसम्पन होता है और 
दुमे विजय पाता है। ताम्बूल आदियें उक्त मन्त्रका 
न्यास करके जपपूर्वक उसमें खसका इत्र डाले तथा 
अपने हाथमें भी 'संग्राम-विजय'के बौजोँका 
न्यास करके उस हायसे किसीको वह ताम्बूल 
अर्पण करे, अथवा उस हाथसे किसीका स्पर्श कर 
ले तो वह उसके वशपें हो जाता है॥ १४-२२॥ 


“इसा अकार आदि आफ्रेय महातुराणमे “गणपति तथा सूर्यको अर्का कथन" नामक 
दीत सौ एकर अध्याय पूरा हुआ# ३०१० 
i 


द एपतिलक मे नह बस नया है। उका उद्र के किल ग है सानु दीम (९४२०) 


२३ सदि पाँच म्या उलेख 'सरदाहिलक "मे है। 


३०२० 


तीन सौ दोवाँ अध्याय 
नाना प्रकारके मन्त्र और औषधोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं--'ऐँ कुलजे एँ सरस्वति 
स्वाहा'-- यह ग्यारह अक्षरॉंका मन्त्र मुख्य 
*सरस्वतीविद्या' है। जो क्षारलवणसे रहित आहार 
ग्रहण करते हए मन्त्रोंकी अक्षरसंख्याके अनुसार 
उतने लाख मन्त्रा जप करता है, वह बुद्धिमान्‌ 
होता है। अत्रि (द्‌), आग्रि (र), वामनेत्र 
(इ) तथा बिन्दु () 'हीं-यह मन्त्र महान्‌ 
बिद्रावणकारी (शुको मार भगानेवाला) है। 
चज़ और कमल धारण करनेवाले पीत वर्णवाले 
सरका आवाहन करके उनकी पूजा करे और 
भी तथा तिलकी एक लाख आहुतियाँ दे। 
फिर तिलमिश्रित जलसे इन्द्रदेवताका अभिषेक 
'करे। ऐसा करनेसे राजा आदि अपने छौने गये 
राज्य आदि तथा राजपुत्र आदि (मनोवान्छित 
चस्तुओं)-को पा सकते हैं। हलेखा (हाँ) 
यह “शक्तिदेवा' नमसे प्रसिद्ध है। इसका उद्धार 
यो है-घोष (ह), अगि (र), दण्डी (ई), 
दण्ड (') 'हीँ। शिवा और शिवका पूजन 
करके शक्तिमनत्र (हीं)-का जप करे। अषटमीसे 
लेकर चतुर्दशीतक आराधनमें सलगर रहे। हाथमे 
चक्र, पाश, अङ्कुश एवं अभयकी मुद्रा धारण 
कली बरदौयनी देवको आराधना करके 
होम आदि करनेपर उपासकको सौभाग्य एवं 
'कवित्वशक्तिकी प्राप्ति होती है तथा वह पुरन्‌ 
होता है॥ १-५॥ 

“ॐ हौँ ॐ जमः कामाय सर्वजनहिताय 
सर्वजनमोहनाय  ्रण्यलिताय सर्वजनहदयं 
ममाइऽमगतं कुरु कुरु 3» ॥'--इसके जप आदि 
करसे यह मन्त्र सम्पूर्ण जगत्को अपने वशम 
कर सकता है॥ ६-७॥ 

" ॐ हं चामुण्डे अमुकं दह दह पच पच मम 
चशमानयानय स्वाहा ॐ।' यह चामुण्डाका 
चशीकरणामनतर कहा गया है। स्त्रीको चाहिये कि 


वशीकरणके प्रयोगकालमें त्रिफलाके ठंडे पानीसे 
अपनी योनिको थोये। अश्वगन्धा, यवक्षार, हल्दी 
और कपूर आदिसे भी स्त्री अपनी योनिका 
प्रक्षालन कर सकती है। पिप्पलीके आठ तनुल, 
'कालौमिचके बौस दाने और भटकटैयाके रसका 
यओनिमें लेप करनेसे उस स्त्रीका पति आमरण 
उसके बशमें रहता है । कटीरमूल, त्रिकडु (सॉठ, 
मिर्च और पौपल)-का लेप भी उसी तरह 
लाभदायक होता है। हिम, कैथका रस, 
'मागधीपिप्पली, मुलहठी और मधु--इनके लेपका 
प्रयोग दम्पतिके लिये कल्याणकारी होता है। 
शक्कर मिला हुआ कदम्ब-रस और मधु- 
इसका योगिमें लेप करनेसे भी वशीकरण होता 
है। सहदेई, महालक्ष्मी, पुत्रजोवी, कृताञ्जलि 
(लज्जावती) -इन सबका चूर्ण बनाकर सिरपर 
| डाला जाय तो इहलोकके लिये उत्त वशीकरणका 
साधन है। त्रिफला और चन्दनका क्वाथ एक प्रस्थ 
अलग हो और दो कुडव अलग हो, भँगरैया तथा 
जागकेसरका रस हो, उतनी ही हल्दी, क्षम्बुक, 
मधु, घमं पकायी हुई हल्दी और सूखी हल्दी 
इन सबका लेप करे तथा बिदारीकंद और 
जटामांसीके चूर्णमे चीनी मिलाकर उसको खूब 
मध दे। फिर दूधके साथ प्रतिदिन पीवे। ऐसा 
केवला पुरुष सैकड़ों स्त्रियँके साथ सहवास- 
की शक्ति प्राप्त कर लेता है॥८-१६॥ 

गुप्ता, उड़द, तिल, चावल--इन सबका चूर्ण 
बनाकर दूध और मिश्री मिलाये। पीपल, बाँस 
और कुशको जड़, “वैष्णवी' और 'श्री' नामक 
ओषधियोंको जड़ तथा दूर्वा और अश्वगन्धाका 
मूल-इन सबको पुत्रकी इच्छा रखनेवाली नारी 
दूधके साथ पीये। कौन्ती, लक्ष्मी, शिवा और 
धात्री (आँवलेका बीज), लोधर और वटके 
अङ्कुरको स्त्री ऋलुकालमे घी और दूधके साथ 


पीये। इससे उसको पुत्रको प्राप्ति होती है। 
पुत्रार्थिनी नारी “श्री! नामक ओषधिकी जड़ 
जूर ए साथ पीये। श्री, 
बटाडुर और स्सका नस्य ले और 
पीये भी। ' श्री! और 'कमल'की जड्को, अश्चत्थ 
और उत्तरे मूलको दूधके साथ पीये। कपासके | 
फल और पल्लवको दूपे पीसकर तरल बनाकर 
ीये। अपामागकि नूतन पुष्पाग्रको भैसके दूधके 
साथ पीये उपर्युक्त साढ़े पाँच श्लोको पुरते 
चार योग बताये गये हैं॥ १७-२१ ६ ॥ 
यदि स्त्रीका गर्भ गलित हो जाता हो तो उसे 
शक्कर, कमलके फूल, कमलगढ्टा, लोध, चन्दन 
और सारिवालता--इनको चावलके पानीमें पौसकर 
दे या लाजा, यष्टि (मुलहठी), सिता (मिश्री), 
दक्षा, मधु और घी-इन सबका अवलेह बनाकर 
बह स्त्री चाटे॥ २२-२३॥ 
आटरूप (अस ), कलाङ्गली, काकमाची, 
शिफा (जटामांसी) इन सबको नाभिके नीचे 
पीसकर छाप दे तो स्त्री सुखपूर्वक प्रसव कर 
सकती है॥ २४॥ 
लाल और सफेद जवाकुसुम, लाल चौता 
और हॉगपत्री पीये। केसर, भटकटैयाकी जड़, 
हस प्रकार आदि आष महु “जा 


गोपी, घड़े (साठीका तृण) और उत्पल-इनको 
कके दूधमें पीसकर तैल मिलाकर खाय तो 
सिरमें बाल उगते हैं। अगर सिरके बाल झड़ रहे 
हं तो यह उनको रोकेका उपाय है॥ २५-२६॥ 

आँवला और भेँगरैयाका एक सेर तैल, 
'एक आढक दूध, षष्ठी और अञ्जनका एक 
पल तैल-ये सब सिरके बाल, नेत्र और 
सिके लिये हितकारक होते हुँ॥ २७॥ 

हल्दी, राजवृक्षकी छाल, चिश्ा (इमलीका 
ज), नमक, लोध और पीली खारी--ये 
मौके पेट फूलनेकी बीमारीको तत्काल रोक 
देते हैं॥२८॥ 

“ॐ नमो भगवते ज्यम्बकायोपशमयोपशमय 
चुलु चुलु मिलि मिलि भिदि भिदि गोमानिनि 
चक्रिणि हुँ फट्‌। अस्मिन्‌ ग्रामे गोकुलस्य रकष 
कुरु शान्ति कुरु कुरु कुरु ठ ठ ठ'॥२९-३०॥ 

यह गोसमुदायकी रक्षाका मन्त्र है। 

“घण्टाकरण महासेन चौर बढे बलवान्‌ कहे 
गये हैं। वे जगदीश्वर महामारीका नाश करनेवाले 


हैं, अतः मेरी रक्षा करें।' ये दोनों श्लोक और 
मन्त्र गोरक्षक हैं, इनको लिखकर घरपर टाँग देना 
चाहिये॥३१॥ 

प्रकारके मन्च और ऑफधोंका कथत' नामक 


हीन सौ दोवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३०२३ 
~ 


तीन सौ तीनवाँ अध्याय 


अष्टाक्षर मन्त्र तथा उसकी न्यासादि विधि 
जब चन्द्रमा जन्म-नक्षत्रपर हों और सूर्य | अधिक सात दिन और रह सकता है॥ १-२॥ 


सातवीं राशिपर हो तो उसे 'पूषाका काल" 
समझना चाहिये। उस समय श्वासकी परीक्षा करे। 
जिसके कण्ठ और ओष्ठ अपने स्थानसे चलित हो 
रहे हों, जिसकी नाक टेढ़ी हो गयी और जीभ 
काली पड़ गयी हो, उसका जीवन अधिक-से- 


तार (ॐ), मेष (न), विष (म), दन्ती 
(ओ), दीर्षस्वस्युक्त 'न' तथा *र' (ना रा), “य 
'जा', रस (य)--यह भगवान्‌ विष्णुका अष्टक्षर- 
मन्त्र ( ॐ नमो नारायणाय ) है।* इसका अङ्गन्यास 
इस प्रकार है 


ना के जलुलार एस सनक विलेन: वाक इस त्यस हेन आदि. उद आप जछवरमनस साधन, 
जाये छन्द, पणा देव सर्ने वितियोगः  (द्रहमदः सरि, सोक १३-१४) 


«अध्याय ३०३० 


'कुद्धोल्काय स्वाहा इृदयाय नमः। महोल्काय 
स्वाहा शिरसे स्वाहा । वीरोल्काय स्वाहा शिखायै 
बषदू । घुल्काय स्वाहा कवचाय हुम्‌। सहस्गोल्काय 
स्वाहा अस्त्राय फट्‌।१-_इन मन्त्रांको क्रमशः 
पढ़ते हुए हदय, सिर, शिखा, दोनों भुजा तथा 
सम्पूर्ण दिग्भागमें न्यास करे॥ ३६ ॥ 

कनिष्ठासे लेकर कनिष्ठातक आठ अँगुलियोकि 
तीनों पर्वोमे अष्क्षर मन्ते पृथक्‌-पृथक्‌ आठ 
अक्षरको 'प्रणव' तथा "नमः" से सम्पुटित करके 
बोलते हुए अप्रभागसे उनका क्रमशः 
ज्यास करे।' तनमे, मध्यमासे युक्त अम्लुहमें, 
करतलमें तथा पुनः अङ्गुष्ठे प्रणवका न्यास 
*उत्तार' कहलाता है। अतः पूर्वोक्त न्यासके पक्षात्‌ 
'बौजोत्तारन्यास' करे। अषटक्षर मन्त्रे वर्णोका 
रंग याँ समझे-आदिके पाँच अक्षर क्रमशः रक्त, 
गौर, धूम्र, हरित और सुवर्णमय कान्तिवाले हैं 
तथा अन्तिम तीन वर्ण श्वेत हैं। इस रूपमें इन 
वर्णोकी भावना करके इनका क्रमशः न्यास करना 
चाहिये। न्यासके स्थान हैं-हृदय, मुख, नेत्र, 
मूर्ध, चरण, तालु, गहा तथा हस्त आदि॥ ४-७॥ 

हाथोंमें और अङ्गोमें बीजन्यास करके फिर 
अङ्गन्यास करे।' जैसे अपने शरीरें न्यास किया 
जाता है, उसी तरह देवविग्रहमें भौ करना 
चाहिये। किंतु देवशरीरमें करन्यास नहीँ किया 


जाता है। देवविग्रहके हृदयादि आङ्गमें विन्यस्त 
वर्णोका गन्ध-पुष्पोंद्रारा पूजन करे। देवपीठपर 
घर्म आदि, अग्रि आदि तथा अधर्म आदिका भी 
यथास्थान न्यास करे। फिर उसपर कमलका भी 
न्यास करता चाहिये॥८-९॥ 

'घोठपर ही कमलके दल, केसर, किञ्जल्कका 
व्यापक सूर्यमण्डल, चन्द्रमण्डल तथा अग्रिमण्डल-- 
इन तीन मण्डलॉका पृथक्‌-पृथक्‌ क्रमशः न्यास 
करे। वहाँ स्व आदि तीन गुणोंका तथा केसरोमेँ 
स्थित विमला आदि शक्तियाँका भी चिन्तन करे। 
उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं-विमला, 
उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रह्वी, सत्या तथा 
इंशाना। ये आठ श्रियो आठ दिशाओंमें स्थित 
हैं और नवां अनुग्रहा शक्ति मध्यमे विराजमान है। 
योगपीठकी अर्चना करके उसपर श्रीहरिका आवाहन 
और पूजन करे॥ १०-१२॥ 

पाध, अर्घ्य, आचमनीय, पीताम्बर तथा 
आभूषण -ये पाँच उपचार हैं। इन सबका मूल 
(अष्ट) न्रे समर्पण किया जाता है। पीठके 
पूर्व आदि चार दिशाओंमें बासुदेव आदि चार 
सूर्हियोंका तथा अग्नि आदि कोणोम क्रमशः श्री, 
सवती, रति और शान्तिका पूजन कर॥ १३-१४॥ 

इसी प्रकार दिशाओं शङ्क, चक्र, गदा और 
पदाका तथा विदिशाओं (कोणों)-में मुसल, 


(स मते अके सा पद रोषे विपे केन का न सचन रण है 


जज 
(पर वु 


२, "वारायमीयनतमै भौ ऐसा हो कमा है 


दाहि दर्जन सकः याम तनक मने आठ अका नकसह है दो र्गते आरम्ध कर दोनों कनिष्ता दो 
(आतम इन आठ अक्षरका ना “स्थि है। टाहिनी किलक आम कि नयास सहस है।'हु झोल्काव" 
(तास मूल जो हरफाद व्यास कहा है, वही ' अङ्गत्यास'$। इस का कङ्का करके पुन: अङ्गन्यासको विधि 'शारदातिलक'को 
उपा पट क गयी है। यथा--'घढङगत्यास"कौ विधिसे छ: अका अङ्गे मत: न्यास करके शेष दो अक्षरका उदर और पे 
नस करा चाहिये । प्रयोग इस प्रकार है--' ॐ दयाय नमः । न किससे स्वाहा! माँ किखादै थषट्‌ न कवचाय हुम ।र जत चट 
असमय फट ण उद नम मः इति। ईन गुसदेकका वचन भी ऐसा हो है। 
अस्व स्य शर: शतारः शिखा च गारः कय श रावको द पर, ७ 
उं पपर च बरी हि समस यही 


खङ्ग, शाङ्गचनुष तथा वनमालाकी क्रमशः अर्चना। 
करे॥ १५॥ 

'मण्डलके बाहर गरुङकी पूजा करके भगवान्‌ 
जारायणदेवके सम्मुख विराजमान विष्वक्सेन तथा 


सोमेशका मध्यभागे और आवरणसे बाहर इन्द्र 
आदि परिचारकवर्गके साथ भगवान्‌का सम्यक्‌ 
पूजन करसे साधकको अभीष्ट फलकी प्राप्ति 
होती है॥ १६-१७॥ 


हस रकार आदि आर महुरं 'अकर-पूजा-विधि वर्ण" नामक 
तीत साँ तौनवाँ अध्याय पूरा हुआ# ३०३७ 
ee 
तीन सौ चारवाँ अध्याय 
'पञ्चाक्षर-दीक्षा-विधान; पूजाके मन्त्र 


अग्निदेव कहते हैं-- मेष (न) सरि विष-- 
विसर्ग युक्त मकार (मः) षसे पहलेका अक्षर 
श और उसके साथ अक्षि--इकार (शि)| 
दी्घोंदक (था) मरुत्‌ ( य )--यह पञ्चाक्षर मन्त्र 
(जमः शिवाय' ) शिवस्वरूप तथा शिवप्रदाता | 
है। इसके आदिमें ॐ लगा देनेपर यह षडक्षर 
मन्त्र हो जाता है। इसका अर्चन (भजन) करके 
मनुष्य देवत्व आदि उत्तम फलोंको प्राप्त कर 
लेता है॥१६॥ 

ज्ञानस्वरूप परब्रह्म ही परम बुद्धिरूप है। वही 
सबके हृदयमें शिवरूपसे विराजमान है। वह | 
शक्तिभूत सरवर ही ब्रह्मा आदि मूर्तियोंके भेदसे 
भिन्न-सा प्रतीत होता है । मन्त्रके अक्षर पाँच हैं, 
भूतगण भौ पाँच हैं तथा उनके मन्त्र और विषय 
भी पाँच हैं। प्राण आदि वायु पाँच हैं। ज्ानेन्द्रियाँ 
और कर्मेन्द्रियाँ भी पाँच-पाँच हैं। ये सब-की- 
सब वस्तुएँ पञ्ञाकषर-्रहारूप हैं। इसी प्रकार यह 
सब कुछ अह्टाक्षर मन्त्ररूप भी है॥२-४॥ 

दीक्षा-स्थानका मन्त्रोच्चारणपूर्वक पञ्चगव्यसे 
प्रोक्षण करे। फिर वहाँ समस्त आवश्यक सामग्रीका 


ततचा मूलमन्त्र, इश-सूर्तसस्बन्धी मन्त्र तथा 


कै 
र 
श 
ब्र 


जाय। शिष्य सोते समय 
जो स्वप्न देखे, उसे प्रातःकाल अपने 
॥९-१०॥ 


संग्रह करके विधिपूर्वक शिवकी पूजा करे। 


मन्त्र तथा इष्टदेवके प्रति भक्ति बढ़ती है। तत्पक्ष 
पुनः मण्डलार्चन करना चाहिये। “सर्वतोभद्र 
आदि मण्डल पहले बताये गये हैं। उनमे 
किसी एकका पूजन करना चाहिये। पूजित हुआ 
मण्डल सम्पूर्ण सिद्धियॉंका दाता है॥ ११॥ 

'पहले खान और आचमन करके मनत्रोच्ारणपूर्वक 
देहम मिट लगाये । फिर पूर्ववत्‌ कल्पित शिवतीर्थमें 
साधक अधमर्षण-मन्त्रके जपपूर्वक खान करे । फिर 
विदान्‌ पुरुष हस्ताभिषेक' (होकी शुद्धि) करके 
पूापृहम प्रवेश के। मूलमसे योगपीठपर कमलासनका 
न्यास (चिन्तन) करे। मूलसे ही पूरक, कुम्भक तथा 
रेचक प्राणायाम करे॥ १२-१३॥ 

(सुषुम्णा नाडीके मार्गसे) जौवात्माको ऊपर 
हाल्प्रसथित सहखारक्रमे ले जाकर परमात्मामें 
योजित (स्थापित) कर दे। सरसे लेकर शिखापर्यन्त 
जो बारह उतू विस्तृत स्थान है, वही ' ब्रहम" 
है। उसीमें स्थित परमात्माके भीतर जीवको 
("हंसः सोऽहम्‌'¬इस मन्त्रदवार) संयोजित करनेके 
पश्चात्‌ (यह चिन्तन करे कि सम्पूर्ण भूतोकि तत्व 
बीजरूपसे अपने-अपने कारणें संहारक्रमसे विलीन 
हो गये हैं। इस प्रकार प्रकृतिपर्यन्त समस्त 
तत्त्वॉका परमात्पामें लय हो गया है। तदनन्तर) 


वायुबीज (यकार)-के द्वारा वायुको प्रकट करके 


अप्रिबोज (रकार)-से अग्नि प्रकट करके उसके 
द्वारा उस समस्त शुष्क शरीरको जलाकर भस्म 
कर दे। (उसमेंसे दगध हुए पापपुरुषके भस्मको 
विलगाकर) अपने शरीरके भस्मको अमृतबीज 
(वकार)-से प्रकट अमृतकी धारासे आप्लावित 
कर दे॥१४॥ 

(इसके बाद विलीन हुए प्रत्येक तत्वके 
बीजको अपने-अपने स्थानपर पहुँचाकर दिव्य 
शरीरका निर्माण करे!) दिव्य स्वरूपका ध्यान 
करके जौवात्माको पुनः ले आकर हृदयकमलमें 
स्थापित कर दे। ऐसा करनेसे आत्पशुद्धि सम्पादित 
होतो है। तदनन्तर न्यास करके पूजन आरम्भ 
करे॥ १५॥ 
पञ्चाकषर-मनत्रके न, म आदि पाँच वर्ण 
क्रमश; कृष्ण, श्वेत, श्याम, रक्त और पीत 
कान्तिवाले हैं। नकारादि अक्षरोसे क्रमश; अङ्गन्यास 
करे। उह अङ्गम तत्पुरुष आदि पाँच मूर्तियोंका 
भी न्यास करना चाहिये'॥ १६॥ 

क अ कन्य पाँच अँगुलियोमि 
क्रमशः सर्वतोभावेन न्यास' करके 
जद, गु, हृदय, मुख तथा मूधा मन्त्राक्षरोका 
न्यास करे। इसके बाद मूर्धा, मुख, हृदय, गुहा 
और पाद-इन अङ्गम व्यापक-न्यास* करके 


उसके द्वारा अपने शरीरको सुखा दे। इसके बाद | मूलमन्त्रके अका तथा अङ्गमन्त्रोका भी वहीं 


६; करका एक प्रकार सा पो $ अजर मे र समदे हयक अनाथ कमे तच रोने हके 
र्ध असन (फर्‌)-का ज्यापकत्याम किया खाद 

२, इसका प्रयोग इस प्रकर है। पहले नि से मिलि करा बरे लु जम तर्ज. म॑ आधोराय मः 
सध्यपणो: । सोता भयः कि । केच नमः अकिः शा मः लुः तक्ष अङ्यस 
बरे सधा" हा हरणाय तय: न अचति ह शि घोर शि स्‌ सा मात करभा 
हुम। पशग असक फट कासनं सह मध्यकके बाट कह, पिर अतिक ह्‌ अङगुङका धरा के 
सये आस तपा ‘रफिक 'के अचे पटके तु है। 

म च का 


४ म दयोः यामि मंग स्मि । इ न्यस्ामि। मे कमि मू व्वस्थाण। 


इर 
ज्यास करे'। फिर अग्नि आदि कोणोंमें प्रकट | 
चीठके धर्म आदि पादोंका, जो क्रमशः रख, 
पीत, श्याम और श्वेत वर्णके हैं, चिन्तन करके 
उनमें साध्यमनत्रके अक्षका न्यास करे तथा 
पूर्वादि दिशाओंमें स्थित अधर्म आदिका चिन्तन 
करके उनमें अङ्गमन्तरोका न्यास' करे। इस प्रकार 
'योगपीठका चिन्तन करके उसके ऊपर अष्टदल 
कमलका और सूर्यमण्डल, सोममण्डल तथा 
अग्निमण्डल-इन तीन मण्डलोका एवं सत्त्वादि 
गुणॉका चिन्तन करे॥ १७--१९॥ 

इसके बाद अष्टदल कमलके पूर्वादि दलॉपर 
मा आदि आठ शक्तियोंका तथा कर्णिकाके ऊपर 
नवीं (मनोन्मनी) शक्तिका न्यास या चिन्तन करे। 
इन शक्तियोंके नाम इस प्रकार हैं--वामा, ज्येष्ठा, 
रौद्री, काली, कलविकारिणी, बलविकारिणी, 
बलप्रमथनी, सर्वभूतदमनी तथा नर्वी मनोतमनी। ये 
शक्तियाँ ज्याला्यरूपा हैं और इनको कान्ति 
मशः श्रेत, रक, सित, पीत, श्याम, अघ्रि-सद्श, 
असित, कृष्ण तथा अरुण वर्णकी है। इस प्रकार 
इनका चिन्तन करे ॥ २०--२२॥ 

तदनन्तर ' अनन्तयोगपीठाय नमः 'से योगपीठकी 
पूजा करके हदयकमलमै शिवका आवाहन करे। 


“जिनकी कान्ति स्फटिकमणिके समान श्वेत 
है, जो चार भुनाओसे सुशोभित हैं और उन 
हाथमे फाल, शूल तथा अभय एवं वरद मुहँ 
धारण करते हैं, जिनके पाँच मुख और प्रत्येक 


+ अशनिपुण+ 


मुखके साथ तीन-तीन नेत्र हैं, उन भगवान्‌ 
'शिवका मैं ध्यान एवं आवाहन करता हूँ।' 

इसके बाद कमलदलोंमें तत्पुरुषादि 
चहमूर्तियोकी स्थापना करे। यथा --नं तत्पुरुषाय 
जम; (पूर्वे )। स॑ अघोराय नमः ( दक्षिणे )। शिं 
सच्योजाताय नमः ( पश्चिमे )। वां वामदेवाय नमः 
(उत्ते) । यं ईंशानाय नमः (ईशाने )। 

तत्पुरुष चतुर्भुज हैं। उनका वर्ण श्वेत है। 
उनका स्थान कमलके पूर्ववर्ती दलमें है। अघोरके 
आठ भुजाएँ हैं और उनकी अङ्गकान्ति असित 
(श्याम) है। इनका स्थान है 
सद्योजातके चार मुख और चार ही भुजाएँ हैं। 
उनका पौत वर्ण है और स्थान पश्चिमदलमें है। 
'वामदेवविप्रह स्त्री (देवी पार्वती)-कै साथ विलसित 


। | होता है। उनके भी मुख तथा भुजाएँ चार-चार ही 


हैं। कान्ति अरुण है। इनका स्थान उत्तर्वर्त 
कमलदलमें है। ईशानके पाँच मुख हैं। वे ईशान- 


, | दलमें स्थित हैं। उनका वर्ण गौर है तथा वे सब 


कुछ देनेवाल हैं॥ २३-२६॥ 

सत्वक्षात्‌ इषदेवके अङ्गका यथोचित पूजन 
को'। फिर अनन्त, सूक्ष्म, सिद्धेश्वर (अथवा 
शिवोत्म) और एकनेत्रका पूर्वादि दिशाओमे 
(नामने) पूजन करे। एकर, रिन श्रीकण्ठ 
तथा शिखण्डीका ईशान आदि कोणोंमें पूजन 
करे। ये सब-के-सब विधये हैं और कमल 
इनका आसन है। इनकी अङ्गकतति क्रमशः भेत, 
'चीठ, सित, रक्त, धूम्र, रक, अरुण और नील है। 
ये सभी चतुर्भुज है और चार ध्वज, गदा, शूल 
चक्र और पदका पूजन करे"। इस प्रकार छः 


चा नरः म जबक सकि इक बस ब मक हन य ज्य चट 


न धर्माय 


(अको) । में नाय नन: (१) बै जमः (वायन) । याँ य॑ य नमः 


(दे) । धा नमः (पूव) | अना स्वाहा (र) । अवैठन्वाय जच (पढिने) । अनयाय र्‌ (डत) । 


डूक रम यो है दिस 


१-3 नः (र 


हलके शिर: 
(मासेन) म खानै यद (हदि) । कि कार हुन्‌ (ये) । च न्य चच (अर) । य अस प 
आवतन) 


(आदिषु 


१ % य पजक नन इस प्रकार हे गे हैनं इच सुय तवय जाय 
किर 


(शावतवाहनाय नमः। इ परे रकया 


कना जम; । ह माश प्रधि कण्ण दण्डा 


«अध्याय ३०५० 


६२७ 


आवरणोंसहित इश्देवताको पूजा करके गुरु 
(अधिवासित शिष्यको पञ्चगव्यपान करावे। फिर 
(आचमन कर लेनेपर उसका प्रोक्षण करे। इसके 
बाद नेत्रान्त अर्थात्‌ नूतन शुक्ल वस्त्रकी पट्टौसे 
नेत्र-मन्त्र (वौषट्‌)-का उच्चारण करते हुए गुरु 
शिष्यके नेत्रोंको बाँध दे। फिर उस शिष्यको 
मण्डपके दक्षिणद्ारमें प्रवेश कराये। वहाँ आसन 
आदि या कुशपर बैठे हुए शिष्यका गुरु शोधन 
करे। पूवोक्त रीतिसे शरीर आदि पाञ्चभौतिक 
तत्त्वोका क्रमशः संहार करके शिष्यका परमात्मामेँ 
लय किया जाय; फिर सृष्टिमा्गसे देशिक शिष्यका 
पुनरत्पादन करे। इसके बाद उस शिष्यके दिव्य 
शरीर न्यास करके उसे प्रदक्षिणक्रमसे पश्चिमद्वापर 
लाकर उसके द्वारा पुष्पाजलिका क्षेपण कराये। 
जिस देवताके ऊपर वे फूल गिरे, उसके नामको 
आदियें रखते हुए शिष्यके नामका निर्देश करे। 
तत्पश्चात्‌ (नेत्रका बन्धन खोलकर) यज्ञभूमिके 
पार्श्रभागमें सुन्दर नाभि और मेखलासे युक्त खुदे 
हुए कुण्डमें शिवाप्रिको प्रकट कराकर, स्वयं 
उसका पूजन करके, फिर शिष्यसे भी उसको 


अर्चना करावे । फिर ध्यानदवारा आत्मसदृश शिष्यको 
संहारक्रमसे अपनेमे लीन करके पुनः उसका 
सृष्टिक्रमसे उत्पादन करे। तदनन्तर उसके हाथमें 
अभिमन्त्रित कुश दे और हृदयादि मन्तरोदवार 
पृथिवी आदि तत्वेकि लिये आहुति प्रदान 
करे॥३१--३८॥ 

पृष्वी, जल, तेज और वायु इनमे प्रत्येकके 
लिये इनके नाम-मनत्रसे सौ-सौ आहुतियाँ देकर 
आकाशतत्वके लिये मूलमनत्र( ३७ नमः शिवाय )- 
से सौ आहुतियाँ दे। इस प्रकार हवन करके 
उसकी पूर्णाहुति करे। फिर अस्तमन (फद्‌)-का 
उच्चारण करके आठ आहुतियाँ दे। तत्पक्ष 
विशेष शुद्धिके लिये प्रायक्षित (होम या गोदान) 
करे। अभिमखित कलशका पूजन कर पौठस्थित 
शिष्यका अभिषेक करे। फिर गुरु शिष्यको 
समयाचार सिखावे। शिष्य स्वर्ण-मुद्रा आदिके 
द्वारा अपने गुरुका पूजन करे। इस प्रकार यहाँ 
“शिवपशचाकषर' मन्त्रकी दीक्षा अतय गयी। इसी 
तरह विष्णु आदि देवताओंके मनी भी दीक्षा दी 
जाती है ॥ ३९--४१॥ 


इस प्रकार आदि आफ्रेय महणे "पढाकषामन्यकी दीक्षाके विधाका रणत” कामक 
वीत सौ चारण अध्याय पूरा हुआ# ३०४० 


तीन सौ पाँचवाँ अध्याय 
पचपन विष्णुनाम 


अग्रिदेव कहते हैं-- मुने ! जो मनुष्य भगवत्‌ 
विष्णुके निम्माङ्कित पचपन नामोंका जप करता 
है, यह मन्रजप आदिके फलका भागी होता है 


तथा तीर्थे पूजनादिके अक्षय पुण्यको प्राप्त 
करता है। पुष्करं पुण्डरीकाक्ष, गयामें गदाधर, 
ित्रकूटमें राघव, प्रभासमें दैत्यसूदन, जयन्तम 


£>>>ऊऋ् िः जरञ़िलकर्रिअ जअअ्जज््िेअअञ्ञल)्)/णाण) 


मरताना य आये पहर भू अरस मण जन: हो राय विपा सिवाय शूलहस्ताव 
.युषधवाहनाय गत समय इमे अ लोक ररा फयहम्ताय हंसवाहनाद नम: । ि्रम्े - 
नीरव 


अकता 


चस्य गकडकाहताव नमः इति य दिव्याय नमः शक्तेः । दषा । 


ज यश म ठ र क च ह ते स 


साते पूजन करना चाहिदे।' 
3362 अस्ति पुराण २१ 


६२६ 


+ अस्विपुरण« 


जय, हस्तिनापुरमे जयन्त, वर्धमानम वाराह, 


सागघवनमें वैकुष्ठ, विश्धयगिरिपर सर्वपापहारी, 


काश्मौरमे चक्रपाणि, कुब्जाभ (या कुब्जाख)-मै | औण्डम पुरषोतम और हृदयमें आत्मा विराजमान 


जनार्दन, मथुरामें केशवदेव, कुब्जाप्रकमें इषोकेश, 
गङ्गादवारमँ जटाधर, शालग्रामे महायोग, 
गौवर्धनगिरिपर हरि, पिण्डास्कमे चतुर्बाहु शङ्खोद्धारं 


है। ये अपने नामका जप कलेवाले साधकोंको भोग 
तथा मोक्ष देनेवाले हैं, ऐसा जानो॥ १०--१३॥ 
त्येक वटवृक्षपर कुबेरका, प्रत्येक चौराहेपर 


शङ्खी, कुरे वामन, यमुनामे त्रिविक्रम, शोषतीर्थमे | शिवका, प्रत्येक पर्वतपर रामका तथा सर्वत्र 


विश्वेश्वर, पूर्वसागरमे कपिल, महासागरमें विष्णु, 


अधुसूदनका स्मरण करे। धरती और आकाशे 


गङ्गासागर-सङ्गममे वनमाल, किष्किस्धामे | नरका, वसिहतीर्थमेगरुङध्वजका तथा सर्वत्र 


'ैवतकदेष, काशीतटम महायोग, विसजामें रिपुंजय, 
विशाखे अजित, नेपालमें लोकभावन, द्वारकामें 
कृष्ण, मन्दराचलमें मधुसूदन, लोकाकुलमें रिपुहर, 
शालग्राममे हरिका स्मरण करे॥१-९॥ 
पुरुपवटमे पुरुष, विमलतीर्थमें जगलाभु, 
सैन्धवाण््यमें अनन्त, दण्डकारण्यम शाङ्गी, 


भगवान्‌ वासुदेवका स्मरण करनेवाला पुरुष भोग 
एवं मोक्षका भागी होता है। भगवान्‌ विष्णुके 
इन जामोका जप करके मनुष्य सब कुछ पा 
सकता है। परय क्षेत्रमै जो जप, श्राद्ध, दान 
और तर्पण किया जाता है, वह सब कोटिगुना 
हो जाता है। जिसकी वहाँ यृत्यु होती है, वह 


उत्पलावर्तकमें शौरि, नर्मदामें श्रोपति, रैवतकगिरिपर | ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। जो इस प्रसंगको पढेगा 


दामोदर, नन्दामें जलशायी, सिन्धुसागरमें गोपीअर, 
माहेन्दरतीथमे अच्युत, सहरिः देवदेवेश, 


अथवा सुनेगा, वह शुद्ध होकर स्वर्ग 
(वैकुष्ठधाम)-को प्राप्त होगा*॥ १४--१७॥ 


हस प्रकार आदि आफ्रेय महापुराण "विष्के पचान नामकिष्यक" 
तीत सौ पयाँ अध्याय दूर हुआ 0 २०५४ 
Sm 
गाला 

जाता कै पशपकशद्‌ विततुशमातत यौ नः । मन्दर वेद. जाम्‌ 
पुरे पुण्डरीका बाया च गाध्‌ । धव रे हु प्रे दैनम्‌ 
ज, जया सहा ज हति । काई धये र चक्रफाणिनपू॥ 
जाई च जुले मुं च क्‌ । क्के इकर ग्रे जटाधाम्‌॥ 
ज्रम आ हत सोते । सरके च टगर च श्वि्‌। 
गन च कुरुते समरं विम्‌ । विशेष त होने कपिल पवसे 
होसी धि ` गारे । वनं च किं देवं ऐकत विटु: 
कीकट होतं एलं त्‌ । विकावे ते लोकथावनम्‌ 
कालं धिडि कृष्ण के बद्‌ । लोककुले ९ शालगने हरि सोत 
परय पहर यले च का्‌ । अन णये दके शणम्‌ 
दावत जि र्द बिक पि । सोर के नन्दाया जलशावितम्‌॥ 
गोपी ज सिमी मेदे जनु ठ । री देवे ण्ट मागे बने 
सर्वपापहरं विनये औण्डर तु पुरुकोततयन्‌ । आत्यान॑ इवे विद्धि जपं भुकिमुकतिदम्‌॥ 
कहे घटे ल तो चे किम्‌ । पव कक रां स्व मधून्‌ 
कं फुली तथा व्योलि चे एस्‌ चे च स स्‌ भा 
नामान्येतानि विष्णोश्च जारवा सर्वभवाहुवाद ।करषवेतेष॒ यच्छा््ध दारं जप्यं च तर्पणम्‌॥ 
तत्स्व कोटिगुणितं मृतो जहम धयेत्‌ । दः पेषणि निर्मल: स्वरमा 


(जिए ३०५३-९०) 


५ अध्याय ३०६५ 


तीन सौ छठा अध्याय 
औनरसिंह आदिके मन्त्र 


अग्निदेव कहते हैं-- मुने! स्तम्भन, विद्वेषण, 
उच्चाटन, उत्सादन, आमण, मारण तथा व्याधि-ये 
“कुसं अभिचारिक कर्म हैं। इनसे छुटकारा 
कैसे प्राप्त हो? यह बात बताउँगा; सुनो-- ॥ १॥ 

“ॐ जमो भगवते उत्पत्तरुद्राय भ्रम भ्रम 
रामय भ्रामय अमुक वित्रासय वित्रासय उद्भ्ामय 
दमय रुर द्रेण रूपेण हूं फद्‌ स्वाहा '॥ २॥ 

उमशान-भूमिमें रातको इस मन्त्रका तीन 
लाख जप करे। फिर चिताकी आगमे धतूरेको 
समिधाओंड्वार हवन करे। इस प्रयोगसे शत्रु 
सदा भ्रान्त होता-चककरमें पड़ा रहता है। 
सुनहरे गेरूसे शधुकी प्रतिमा बनाकर उक्त 
मन्त्रका जप करे। फिर मन्तरजपसे अभिमन्त्रित 
कौ हुई सोनेकी सूइयोँसे उस प्रतिमाके कण्ठ 
अधवा हृदयको बाँधे। इस प्रयोगसे शतरुकौ 
मृत्यु हो जाती है। गधेका बाल (अथवा 
खराश्ा-मयूरशिख्ा नामक ओषभिके पत्ते), 
चिताका भस्म, ब्रह्मदण्डी (ब्रह्मदारु या तूतकी 
लकड़ी) तथा मर्कटी (करंजभेद)-इन सबको 
जलाकर भस्म (चूर्ण) बना ले। उस भस्म 
या चूर्णको उक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके 


उत्सादनका प्रयोग कसनेवाला पुरुष शतके घरपर 
अथवा उसके मस्तकपर फेंक दे'॥ ३--५॥ 
भृगु (स) आकाश (ह), दीप्त (दीर्घ 
आकारयुकत) रेफसहित भृगु (स) अर्थात्‌ (सहला), 
फिर र, वर्म (हुम्‌) और फट्‌ इस प्रकार सब 
मिलकर मन्त्र बना--' सहखार हुं फट्‌।' इसका 
अङ्गन्यास इस प्रकार है--'आचक्राय स्वाहा, 
इृदबाय नमः । विचक्राय स्वाहा, शिरसे स्वाहा। 
सुचक्राय स्वाहा, शिखायै वपद्‌। धीचक्राय स्वाहा, 
कवचाय हुम्‌। संचक्राय स्वाहा, नेजत्रयाय वौषट्‌। 
ज्वालाचक्राय स्वाहा, अस्वाय फट्‌।' ये न्यास 
पूर्ववत्‌ कहे गये हैं।' अङ्गल्यासपूर्वक जपा हुआ 
सुदर्शनचक्र मन्त्र पूवोक्त “ुद्र'संज्रक अभिचारों 
तथा ग्रहबाधाओंको हर लेनेवाला और समस्त 
मनोरथॉको पूर्ण करनेवाला है॥ ६-८॥ 
उक्त सुदर्शन-मन्त्रके छः अक्षका क्रमशः 
मूष, नेत्र, मुख, हृदय, गुह्य तथा चरण--इन छः 
अङ्गम न्यास करे। इसके बाद चक्रस्वरूप 
भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करे-' भगवान्‌ चक्राकार 
कमलके आसनपर विराजमान हैं। उनकी आभा 
अप्रिसे भी अधिक तेजस्विनी है। उनके मुखमें 


ऋज्जध्य्क्ा््् उही क इस मका अया इस का करा चाहे 
"33 नो भगवते इयाय भर: । उ शिल स्कहा। छस म भायद आस शिखा खघट। अमुक विव रासप कवचात 
हुन्‌। उदधमयोदायय नजजा चरट्‌ । दे रूप हूं फर स्वाहा अस्व फट्‌।' 
३. कसार-सह मे इस सलोकका पाठ इस प्रकार मिलक है 
सकमत मत्तय । कद्र प मृदः 
खरल चिताभस्म डी च स्ंटी। गूहे क मि तून षुत १७ पटल, शलोक ७०-७२) 
“सत गावोके विमौटकी टी, विपद छल, कर (कमल), अन्रियन्धबन्दाक (कस्तुविशेष), काकषख, उती पो, 
खराल, चिता, जदणडो (शहदूतको लकडी) और मर्कटो (करंज)--इव दस वस्तुओंका भस्म- चूर्ण यदि शुके घर था 
उसके मस्तकपर डाल दिया आय तो उसका उता (उनपर अन्त्र जाना अथवा यही नह हौ जाना ) होता है।* 
3. 'शारदातिलक 'ं यहाँ आत्यरक्षाके लिये दिप करने और आव कार (चहाटिवाटी) निर्माण केकी आवश्यकता 
ॐ हेज (आशी क) चकेन सामि 
ि-क है। ्हव्य-- पल १५, 


६२८ 


= आम्लिषुराण* 


द़ं हैं। वे चार भुजाधारी होते हुए भी अष्टबाहु 
हैं। वे अपने हाथोंमें क्रमशः शङ्ख, चक्र, गदा, 
पदा, मुसल, अङ्कुश, पाश और धनुष धारण 
करे हैं। उनके केश पिड्नलवर्णके और नेत्र लाल 
हैं। उन्होनि अरोसे त्रिलोकीको व्याप्त कर रखा 
है। चक्रकी नाभि (नाहा) उस अग्रिसे आविद्ध 
(व्याप्त) है। उसके चिन्तनमात्रसे समस्त रोग 
ततथा अरि नष्ट हो जाते हँ। सम्पूर्ण चक्र 
पीतवर्णका है। उसके सुन्दर अरे रखवणकि हैं 
डन अरॉका अवान्तरभाग श्यामवर्णका है। चक्की 
जेमि श्वेतवर्णकी है। उसमें बाहरकी ओरसे 
कृष्णवर्णकी पार्थिवी रेखा है। अरोँसे युक जो 
मध्यभाग है, उसमें समस्त अकारादि वर्ण हैं।' 


इस प्रकार दो चक्र-चिह अङ्कित करे ॥ ९-१२ ॥ पुत्रकी 


आदि (उततरवर्ती) चक्रपर कलशका जल ले 
अपने आगे समीपमें हो स्थापित करे। दूसरे 
दक्षिण चक्रपर सुदर्शनकी पूजा करके वहाँ अग्रि 
क्रमशः थी, अपामार्गकी समिधा, अकषत, तिल, 
सरसों, खीर और गोघृत-सबकी आहुतियाँ दे। 
चस्तुकी एक हजार आठ आहुतियाँ | 
पृथक्‌-पृथक्‌ देनी चाहिये॥ १३-१४॥ 
विभि-विधानका ज्ञाता विदान्‌ प्रत्येक द्रव्य 
हुतशेष भाग कलशे डाले। तदनन्तर एक प्रस्थ 
(सेर) अनद्वारा निर्मित पिण्ड उस कलशके 
भीतर रखे। फिर विष्णु आदि देवोके लिये सब 
देय वस्तु वहाँ दक्षिण भगे स्थापित करे ॥ १५॥। 
इसके बाद ' सर्वशान्तिकर विष्णुजनों ( भगवान्‌ | 
िष्णुके पार्षदों)-को नमस्कार है। वे शान्तिके 
लिये यह उपहार ग्रहण करें। उनको नमस्कार 


मन 
है।-इस मन्त्रको पढ़कर हुतशेष जलसे बलि 
समर्पित करे। किसी काष्-फलकपर या कलरामें 
अथवा दूधवाले वृक्षको लकडीसे बनवाये हुए 
दधिपूर्ण कछपात्रमें बलिकी वस्तु रखकर प्रत्येक 
दशाम अर्पित करे। यह करके हो द्विजोकि द्वारा 
होम कराता चाहिये। दक्षिणासहित दो बार किया 
हुआ यह होम भूत-प्रेत आदिका नाशक होता 
nen 

दही लगे हुए पततेपर लिखित मन्रो 
किया गया होम कुद रगॉका नाशक होता है। 
दूर्वासे होम किया जाय तो वह आयुको, 
कमलाको आहुति दी जाय तो वह श्री (ऐश्वर्य)- 
की और गृलर-काइसे हवन किया जाय तो वह 
प्राप्ति करानेवाला होता है। गोशालामें 
डर आहुति देनेसे गौओंकी प्राप्ति एवं 
होती है। इसी प्रकार सम्पूर्ण वृकषोकी 
समिधासे किया गया होम बुद्धिकी वृद्धि करनेवाला 
होता है॥ १९-२०॥ 


रकी 
पीके 
वृद्धि 


सर्वश्वरविनाशाय दह दह पच पच रक्ष रक्ष हु 
फद्‌*॥ २१॥' 

-यह भगवान्‌ नरसिंहका मन्त्र समस्त पापोंका 
निवारण करनेवाला है। इसका जप आदि किया 
जाय तो यह क्षुद्र महामारी, विष एवं रोगोंका 
हरण कर सकता है। चूर्णीभूत मण्डूक- 
(औषध-विशेष)-से हवन किया जाय तो वह 
जलस्तम्धन और अग्रि-स्तम्भन करनेवाला होता 
है॥ २१-२२॥ 


इल अकार आदि आप्रेय महानुशाणमे तलि आदिके मनका कषत” नामक 
बीन सौ छठवां अध्याय पूण हुआ# ३०६० 
i 


ॐ क लालामालाओले समलकृत रोस हो देन, अय जा, 
सर्वपहाक भगवान्‌ नरसिंहको नमसा है। जला, जलाओ, पके, सकाको, मझे बचाओ, बचाओ हुँ फट्‌।' 


चछ इस मतका अर्थ है। 


५ अध्याय ३०७० 


तीन सौ सातवाँ अध्याय 
त्रैलोक्यमोहन आदि मन्त्र 


अग्निदेव कहते हैं_ मुने! आब मैं धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष-इन चारों पुरुषाथोंकी सिद्धिके 
लिये 'तरैलोक्यमोहन' नामक मन्त्रका वर्णन 
करँगा॥१॥ 

ॐ औं हीं हूं ओम्‌, ॐ नमः पुरुषोत्तम 
'पुरुषोत्तमप्रतिरूप लक्ष्मीनिवास सकलजगतक्षोधण 
सर्वस्वीहदयदारण त्रिभुवनमदोन्मादकर सुर- 
भनुजसुन्दरीजनमनांसि तापय तापय दीपय दीपय 
शोषय शोषय मारय मारय स्तम्भय स्तम्भय द्रावय 
दावयाकर्थयकर्षय परमसुभग सर्वसौभाग्यकर 
'कामप्रदामु्क (शबुम्‌) हन हन चक्रेण गदया 
खङ्गेन सर्वयणीर्धि्द भिन्द पाशेन कड कडू 
अङ्कुशेन ताडय ताडय त्वर त्वर किं तिष्ठसि 
'यावत्तावत्‌ समीहितं मे सिद्धं भवति हुँ फट्‌, 
जमः*॥ २॥ 

ॐ पुरुषोत्तम त्रिभुवनमदोत्मादकर हुँ फद्‌ 
दयाय नमः । सुरमनुजसुच्दरीनासि तापय तापय 
(शिरसे स्वाहा। दीपय दीपय शोषय शोषण मारय 
मारय स्तम्भय स्तम्धय द्रावय द्रावय कवचाय 
हु! आकर्षयाकर्थय महायल हुं फट्‌ नेयाय 
सीषद त्रिभुवनेश्वर सर्वजनमनाँसि हन हन दारय 
दारय ॐ मम वशमानयानय हुँ फद्‌ अस्त्राय 
'फद्‌। त्रैलोक्यमोहन हृषीकेशाप्रतिरूप सर्वस््री- 
(हदयाकर्षण आगच्छ-आगच्छ नमः । ( सर्वाँङ्गे ) 
व्यापकम्‌॥ ३॥ 


इसप्रकार मूलमन्त्रयुक्त व्यापक न्यास बताया 
गया। फिर पूजन तथा पचास हजाएकी संख्यामे जप 
करके आभिषेक करे। तत्या वैदिक विधिसे 
स्थापित कुण्डम सौ बार आहत दे। दही, घी, 
खोर, सबूत चरु तथा औटाये हुए दूधकी पृथक्‌- 
पृथक्‌ बारह-बारह आहतियाँ मूलम्त्रसे दे। फिर 
अक्षत, तिल और यवकी एक हजार आहुतियाँ 
देनेके पश्चात्‌ त्रिमधु, पुष्प, फल, दही तथा 
समिधाओंकी सौ-सौ बार आहुतियाँ दे॥४-६॥ 

तदनतर पूर्णाहुति-होम करके हुतावशिष्ट सघृत 
चस्का प्राशन करे-कराये। फिर ब्राह्मण-भोजन 
कराकर आचार्यको उचित दक्षिणा आदिसे सत 
करे। यं करलेसे मन्त्र सिद्ध होता है। खान करके 
विधिवत्‌ आचमन करे और मौनभावसे यागमन्दिरमे 
जाकर पद्यासनसे बैठे और तान्त्रिक विधिके 
अनुसार शरीरका शोषण करे। पहले रक्षो तथा 
विष्नकारक भूतॉका दमन करनेके लिये सम्पूर्ण 
दिशाओं सुदर्शनका न्यास करे। साथ ही यह 
भावना करे कि यह सुदर्शन अस्त्र पाँच कलेशॉके 
बौजभूत, धूम्रवर्ण एवं प्रचण्ड अनिलरूप मेरे 
सम्पूर्ण पापको, जो नाभिमे स्थित है, शरीरसे 
अलग कर रहा है। फिर हृदयकमलमें स्थित 'र" 
औजका स्मरण करके ऊपर, नौचे तथा अगल- 
बगलमे फैली हुई आग्रिकी ज्वालाओँसे उस पाप- 
पुञ्जको जलाकर भस्म कर दे। फिर मूर्ध 


प्रए्श्श़/।ध8प्िड्श्ा 


॥ ललिव आप अफे 


जे सम्पूर्ण जगको क्य कर दे स्थ हैं समस्त सिके इको दरण उन कर देनकले है। जिधुपतको मदसत कर. 
दनको शक्ति रखते ैं। गुह मारयतु मनको (प्रठि- अं) शे, ते; उनके राणको जशी कौजिये, उही 
षे; सोव, सोखिये: मार, मिते उनका स्मन को; म्न कोजिये: वित कोन, ए किय: आकि कि, 


Pe 
पा ह ग क पत जल से या भ सग हो 
स की फ्रक 


६३० 


2 अख्लषुराण 


(रमर) -मं अमृतका चिन्तन करके सुषुम्णानाड़ीके | 
मार्गसे आती हुई अमृतको धाराओंसे अपने 
शरीरको बाहर और भीतरसे भी आप्लावित 
करे॥ ७-११॥ 

इस प्रकार शुद्धशरीर होकर मूलमन्त्रसे तीन 
बार प्राणायाम करे। फिर मस्तक और मुखपर 
तथा गुहाभाग, ग्रीव, सम्पूर्ण दिशा, इदय, कुक्षि 
एवं समस्त शरीरमें हाथ रखकर उनमें शक्तिका 
न्यास करे। इसके बाद सूर्यमण्डलसे सम्परात्माका 
आवाहन करके ग्रहारन्धरके मार्गले इृदय-कमलमें 
जलाकर चिन्तन करे। वे परात्मा समस्त शुभ 
जलक्षणोंसे सम्पन हैं। प्रणवका उच्चारण कसते हुए 
परात्माका स्मरण करना चाहिये॥ १२-१४॥ 

उनके स्मरणके लिये गायत्री-मन्‍्त्र इस प्रकार 
= ्रलेकयमोहनाय विदाहे। स्मराय धीमहि। 
तो बिष्णु; प्रचोदयात्‌। इति।' परात्माका अर्चन 
करके पश्चात्‌ यज्ञसम्बन्धी द्रव्या और शुद्ध 
पात्रका प्रोक्षण करे। विधिपूर्वक आत्मपूजा करके 
चेदीपर उसकी अर्चना करे॥१५-१६॥ 

कूर्म-अनन्त आदिके रूपमें कल्पित पौठपर 
कमल एवं गरुड़के आसनपर विराजमान 
तैलोक्यमोहन भगवान्‌ विष्णु सर्वाजसुदर हैं और 
यके अनुरूप लावण्य तथा यौवनको प्राप्त हैं। 
उनके अरुणनयन मदसे घूर्णित हो रहे हैं। खे परम 
उदार तथा स्मरसे विहल हैं। दिव्य माला, वस्त्र 
और अनुलेष उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मुखपर 
मन्दहास्थकी छटा छिटक रही है। उनके परिवार 
और परिकर अनेक हैं। वे लोकपर अनुग्रह 
करनेवाले, सौम्य तथा सहसो सू्योकि समान 
तेजस्वी हैं। उन्होंने हाथोंमें पाँच बाण धारण कर 


गा] 
रखे हैं। उनकी समस्त इन्द्रियाँ पूर्णकाम हैं। 
उनके आठ भुजाएँ हैं। देवाङ्गनाएँ उन्हें घेरकर 
खड़ी हैं। उनकी दृष्टि लक्ष्मीदेवीके मुखपर 
ढ़ है। ऐसे भगवान्‌का भजन करे। उनके आठ 
हाथोंमें क्रमशः चक्र, शङ्ख, धनुष, खड़, गदा, 
मुसल, और पाश शोभा पाते हैं। आवाहन 
आदिके द्वारा उनकी अर्चना करके अन्तमें उनका 
विसर्जन करना चाहिये॥ १७--२१॥ 

यह भी चिन्तन करे कि भगवान्‌ अपने ऊरु 
तथा जंघापर श्रीलक्ष्मोजीको बैठाये हुए हैं और 
चे दोनों हाथोंसे पतिका आलिङ्गन करके स्थित 
हैं। उनके बायें हाथमें कमल है। वे शरीरसे इष- 
पुट हैं तथा श्रीवत्स और कौस्तुभसे सुशोभित हँ । 
भगवानूके गलेमें बनमाला है और शरीरपर पीताम्बर 
शोभा पाता है। इस प्रकार चक्र आदि आयुधोंसे 
सम्पन्न श्रोहरिका पूजन करे॥२२-२३॥ 

"ॐ सुदर्शन महाचक्रराज दह दह सर्वदुष्टभय 
कुछ कुरु छिन्द छिन्द विदारय विदारय परमन्त्रान्‌ 
रस गरस भक्षय भक्षय भूतानि रसय त्रासय हुँ 
फ स्वाहा -- इस मसे चक्र सुदर्शनकी पूजा करे। 

“अं महाजलचराय हुँ फद्‌ स्वाहा। 
पाञ्चजन्याय नम: ।' 

इस मन्त्रसे शङ्खको पूजा करे। 

“महाखङ्ग तीक्ष्ण छिन्द छिन्द हुं फट्‌ स्वाहा 
ङ्गाय नमः।'--इससे खङ्गकी पूजा करे।' 
“जञाङ्खाय' सशराय नमः।-इससे धनुष और 
बाणकी पूजा करे। 'ॐ भूतग्रामाय बिद्हे। 
चतुर्विथाय धीमहि। तनो ब्रह्म प्रचोदयात्‌।'--यह 
'भूतग्राम'-गायत्री है। 'संवर्तक मुशल पोथय पोधय 
हुँ फद स्वाहा।--इस मन्त्रसे मुशलकी' पूजा 


(हार्य सा है क सा सक नदह ससल कासम म है। (सरदि) 
२३ यह भ्रा” माण गरक शिदे अह जान पड है। इससे दाका पूजन करता चाहीये। “शरद तिलक मे 


मोको गदाके मनका स्वरूप सो उद्धत हुआ है 


“नरक कले सु जद री हुँ फट स्वाहा, कनद तमः" 
३, क मुल पोष घोषय क सवार, युल न ।५-यह तू “मुकल-फल! है। 


करे। 'पाश बन्ध बन्धाकर्षयाकर्षय हुँ फट्‌'--इस 
मन्तसे पाशका' पूजन करे। 'अङ्कुश' कट्ट हुँ 
फ्‌ इससे अङ्कुशकी पूजा करे। 

भगवानूकी भुजाओमे स्थित अस्त्रोका तलत्‌- 
अस्त्र-सम्बन्धी इही मन्त्रे क्रमशः पूजन 
करे॥ २४७-२७॥ 

“ ॐपक्षिराजाय हुँ फद्‌' इस मन्त्रसे पक्चिराज 
'गरुङकी पूजा करे। कर्षिकामें पहले अङ्ग- 
देवताओंका विधिवत्‌ पूजन करे। फिर पूर्व आदि 
दलॉमें लक्ष्मी आदि शक्तियों तथा चामरधारी तार्य 
आदिकी अर्चना करे। शक्तियोंकी पूजाका प्रयोग 
अन्तमें करना चाहिये। पहले देवेश्वर इन्द्र आदि 
दण्डीसहित पूजनीय हैं। लक्ष्मी और सरस्वती 
'पीतवर्णकी हैं। रति, प्रीति और जया- ये शक्तियाँ 
श्षेतवर्णा हैं। कीर्ति तथा कान्ति श्वेतवर्णा हैं। तुष्टि 
तथा पुष्टि--ये दोनों श्यामवर्णा हैं। इनमें स्मरभाव 
(प्रेममिलनकी उत्कण्ठा) उदित रहती है। लोकेश 
(ब्रह्माजी तथा दिक्पाल) पर्यन्त देवताओंकी पूजा 
करके अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा करनी चाहिये। निम्माङ्ित मन्त्रका 
ध्यान और जप करे। उसके द्वार होम और 
अभिषेक करे। (मन्त्र यों है--) ' ॐ शँ क्लीं हीं 
हूं #ैलोक्यपोहनाय विष्णवे नम: ।'--इस मनर 


पूर्ववत्‌ पूजन आदि कलेस साधक सम्पूर्ण कामनाओँको 
पपत कर लेता है। जल तथा सम्मोहनी वृक्षे 
पुष्या उक्त मन्त्रसे नित्य तर्पण करे। बरहम, इन्द्र, 
देवी, दण्ड, बौजमन् तथा त्रैलोक्यमोहन विष्णुका 
पूजन करके उक्त मन्त्रका तीन लाख जप करनेके 
पशषत्‌ कमलपुष्प, बिल्वपत्र तथा घीसे एक लाख 
होम करे। उक्त हवन-सामग्रीमें चावल, फल, 
सुगन्धित चन्दन आदि द्रव्य और दूर्वा भी मिला 
ले। इन सबके द्वारा हवनकर्म सम्पादित करके 
ष्य दीर्ध आयुको उपलब्धि करता है। उस 
जप, अभिषेक तथा होमादि क्रियासे संतुष्ट होकर 
भगवान्‌ विष्णु उपासकको अभीष्ट फल प्रदान 
करते हैं॥ २८--३६॥ 

“ॐ नमो भगवते वराहाय भूभुंव/स्वः पतये 
भूपतित्वं मे देहि दापय स्वाहा।- यह वराह 
भगवान्‌का मन्त्र है। इसका पञ्चाङ्गन्यास 
इस प्रकार है- ॐ नो हृदयाय नम: । भगवते 
शिरसे स्वाहा। वराहाय शिखायै वषट्‌। 
भूर्भुव:स्व.पतये कवचाय हुम्‌। भूपतित्व मे देहि 
दापय स्वाहा अस्राय फट्‌।' इस प्रकार पञ्चाङ्ग- 
ज्यासपूर्वक वराह-मन्त्रका प्रतिदिन दस हजार 
बार जप केसे मनुष्य दीर्घ आयु तथा राज्य 
पपत कर सकता है॥ ३७-३८॥ 


Serer 
तीन सौ आठवाँ अध्याय 
त्रैलोक्यमोहिनी लक्ष्मी एवं भगवती दुगांके मनत्रॉका कथन 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ! वान्त (श्‌), 
बहि (र), वामनेत्र (ईकार) और दण्ड 
(अनुस्वार) इनके योगसे ' शरी” बीज बनता है, 


जो'श्री' देवीका मन्त्र है और सब सिद्धियोंको 
देनेवाला है। 
(इसका अङ्गन्यास इस प्रकार करला चाहिये) 


१, काशका सवस मय कााविलक जे एस र क हुआ $ = महाल बन कध आयक ह फट स्मा, 


लाप 
२ अहुः भौ अने परण इस प्रकार उफ्लब्ध होक 


("सार कह कट हँ फट स्ह, अला नम: 


६३२ 


ति 


(प्रथम प्रकार) महाशि मवि स्वाहा, 
हृदयाय नम: । श्रियै देवि विजये स्वाहा, शिसे 
स्वाहा। गौरि महाबले बन्ध-वन्ध स्वाहा, शिखायै 
'वषद्‌। धूतिः स्वाहा, कवचाय हुम्‌। महाकाये 
'दाहस्ते हुँ फट्‌, अस्त्राय फट्‌। (दूसरा प्रकार) 
"श्रियै स्वाहा, हृदयाय नमः। श्रीं फट्‌, शिरसे 
स्वाहा। औँ नम:' शिखायै वषद्‌। श्रियै प्रसीद 
जमः। कवचाय हुम्‌। श्री फट, अस्राय फट्‌।' 
(इसी तरह अन्यान्य प्रकार भी तन्ख्र-गन्थोमे कहे 
गये हैं ॥ १-२॥ 

इस प्रकार “श्री-मलके नौ अङ्गन्यास 
लाये गये हैं। उनमेंसे किसी एकका आश्रय ले'। 
पदयाक्षकी मालासे पूर्वोक्त मना तीन लाख या 
एक लाख बार जप ऐश्वर्य प्रदान करनेवाला है। 
साधक लक्ष्मी अथवा विष्णुके मन्दिर औदेवोका 
पूजन करके धन प्राप्त कर सकता है। खदिरकाहसे 
प्रज्वलित अप्निमें घृतमिश्रित तण्डुलॉंकी एक 
लाख आहुता दै। इससे राजा वशीभूत हो जाता 
है तथा लक्ष्मीकी उततर वृद्धि होती है। 
रमसे अभिमन्तित सर्षपजलसे अभिषेक कस्नेपर 
सब प्रकारकी ग्रहवाधा शान्त होती है। एक लाख 
बिल्वफलॉका होम करनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति और 
धनकी वृद्धि होती है॥३-५१॥ 

साधक चार देसे युक्त निमा 'शक्रवेश्म का 
चिन्तन करे। पूर्वद्वारपर क्रीडामे संलग्न दोनों 


भुजाओँको ऊपर उठाये हुए श्वेत कमलको धारण 
श्वामवर्णा वामनाकृति चलाकीका ध्यान 
करे। दक्षिणद्वारपर ऊपर उठाये हुए एक हमे 
ककमल धारण केवाली श्ेताङ्गी वनमालिनीका 
चिन्तन करे। पश्चिमद्वापर दोनों हाथोंको ऊपर 
उठकर खेत पुण्डरीकको धारण करनेवाली हरितवर्णा 
'विभोषिका नामवाली दूतका ध्यान करे। उत्द्धापपर 
जङ्करको धारणा करे। 'शक्रवेश्म'के मध्यम 
अष्टदल कमलका निर्माण करे। कमलदलॉपर 
क्रमशः शङ, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए. 
वासुदेव, संकर्षण, प्रधन और अनिरुद्धका ध्यान 
करे। उनकी अङ्गकानि क्रमशः अञ्जन, दुग्ध, 
केसर और सुवर्णके समान है। वे सुन्दर वस्त्र 
विधृषित हैं। उस अष्टदल कमलके आप्रेय आदि 
दलॉपर गुल, कुरण्टक, दमक और सलिल 
नामक दिग्गजॉकी धारणा करे। ये चारो स्वर्ण, 
ऋलशॉको धारण करनेवाले हैं। कमलकी कर्णिकामेँ 
देवीका स्मरण करे। वे चार भुजाओंसे युक्त हँ। 
उनकी अङ्गकान्ति सुवर्णके समान है। उनकी 
ऊपर उठी हुई दोनों भुजाओमे कमल है तथा 
दक्षिणहस्तमें अभयमुद्रा और बामहस्तमें दमु 
सुशोभित हो रही है। वे सुभ एवं सुवासित वस्त्र 
तथा गलेमें एक श्वेत माला धारण करती हैं। उन 
देवीका ध्यान एवं सपरिवार पूजन करके मनुष्य 
सब कुछ प्राप्त कर लेता है'॥ ६-१४६ ॥ 


६ “दसक ८। ३ को जेल अशनो द्विष 
आयास इसी प्रकार उद्धत किये गदे £ै। पश मूले “दर, 
हौंुकतबोजेस काज्ञि पद मात कहा है; उसके अनुसार, 

न ति स्वाहा मूं शिखायै बर्‌ कसा 


२, शररवेरम- यका इस प्रकार र्न करका चाहिबे- 


र 


* अध्याय ३०८० 


पूर्वो उपासनाके समय द्रोणपुष्प, कमल 
और बिल्वपत्रको सिरपर धारण न करे। पञ्चमी 
और सप्तमीके दिन क्रमशः लवण और आँवलेका 
परित्याग कर दे। साधक खौरका भोजन करके 
श्रीसूकका जप करे तथा श्रौसूछसे ही श्रीदेवीका 
अभिषेक करे। आवाहनसे लेकर विसर्जनपर्यन्त 
सभी उपचार-अर्पण श्रीसूक्तकी ऋचाओंसे करता 
हुआ ध्यानपूर्वक श्रीदेवीका पूजन करे। बिल्व, 
भृत, कमल और खौर--ये वस्तुएँ एक साथ या 
अलग-अलग भी श्रीदेवीकै निमित्त होममें उपयुक्त 
हैं। यह होम लक्ष्मीकी प्राप्ति एवं यद्धि कलेवाला 
है॥ १५--१७॥ 

विषं (म), हि, मज्जा (ष), काल (म), 
अग्नि (र), अत्रि (द), निष्ठ (इ), नि, स्वाहा 
(मर्दिषमर्दिनि स्वाहा ) -यह भगवती महिषमर्दिनी 
(महालक्ष्मी)-का अष्टाक्षर-मन्त्र कहा गया 
है॥१८॥ 

"ॐ हीं महामहिषमर्दिनि स्वाहा।'_ यह 
मूलमन्त्र है। इसका पञ्चाङ्गन्यास इस प्रकार 
करे-'महिषमर्दिनि हुँ फद्‌, हृदयाय नमः। 
हिषशतरसादनि हू फद, शिरसे स्वाहा महिषं 
भीषय हुँ फद, शिखायै बषद्‌। महिषं हन हन देवि 
हुँ फद्‌, कवचाय हुम्‌। महिषसूदनि हुँ फद, 
अस्त्राय फट्‌।' 

यह अङ्गाँसहित 'दुरगाहदय' कहा गया है, जो 
सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करनेवाला है । दुगदिवोका 
निम्माङ्कित प्रकारसे पीठ एवं अष्टदल-कमलपर 
पूजन करे॥ १९-२०॥ 

“ॐ हैँ दुगं दुगे रक्षणि स्वाहा '--यह दुर्गाका 


मन्त्र है। अष्टदलप्चपर दुर्गा, वरवर्णिनी, आर्या, 
कनकप्रभा, कृत्तिका, अभयप्रदा, कन्यका और 
सुरूपा-इन शक्तियोंके क्रमशः आदिके सस्वर 
अक्षरें बिन्दु लगाकर उन्हीं बौजमन्त्रोसे युक्त 
जाममनतोद्वारा वजन करे। यथा--दुं दुगाँयै नमः 
इत्यादि। इनके साथ क्रमशः चक्र, शङ्ख, गदा, 
खट्ग, बाण, धनुष, अङ्कुर और खेट-इन 
अस्तरॉकी भी अर्चना को । अष्टमी आदि तिथियोपर 
लोकेष दुर्गाकी पूजा करे । दुर्गाकी यह उपासना 
पूर्ण आयु, लक्ष्मी, (आत्मरक्षा) एवं युद्धमे विजय 
प्रदान करनेवाली है । साध्यके नामसे युक्त मन्त्रसे 
तिलका होम 'वशीकरण' करनेवाला है । कमलॉके 
हवनसे 'विजय' प्राप्त होती है। शान्तिकी कामना 
करवला दूर्वासे हवन करे । पलाश-समिधाओंसे 
पुष्ट, काकपक्षके हवनसे मारण एवं विद्रेपणकर्म 
सिद्ध होते हैं। यह मन्त्र सभी प्रकारकी ग्रहबाधा 
एवं भयका हरण करता है॥२१-२६॥ 

“ ॐ दु दुगे रक्षणि स्वाहा '-- यह अङ्गसहित 
“जय दुर्गा' बतलायी गयी है। यह साधककी 
रक्षा करती है। 'मैं श्यामाङ्गी, त्रिनेत्रभूषिता, 
चतु्भुजा, शङ्ख, चक्र, शूल एवं खङ्गधारिणी 
रौद्ररूपिणो रणचण्डीस्वरूपा हूँ'--ऐसा ध्यान करे। 
चुद्धके प्रारम्भमें इस 'जयदुर्गा'का जप करे। 
विजयके लिये खङ्ग आदिपर दुर्गाका पूजन 
करे॥ २७-२९॥ 

'ॐ नमो भगवति ज्वालामालिनि 
'शृ्रणणपरिवृते चराचररक्षिणि स्वाहा --युदके 
निमित्त इस मन्त्रका जप करे। इससे योद्धा 
शत्रुऑंपर विजय प्राप्त करता है॥३०-३१॥ 


इस प्रकार आदि आफ्रेय महापुराणर्मे “लक्ष्मी आदिकी पूजाका वर्णन" नायक 
कौन सौ आठवा अध्याय पूया ढुआ ३०८४ 
ee 


दड 


+ अशनिषुतण+ 


तीन सौ नवाँ अध्याय 
त्वरिता-पूजा 


अग्निदेव कहते हैं-- मुने! त्वरिता-विद्याका 
ज्ञान भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है; अतः 
अब उसीका वर्णन करूँग । पहले ' ॐ आधारशव्त्यै 
जमः॥'--इस मन्त्रसे आधारशक्तिका स्मरण और 
चन्दन करे। फिर महासिंहस्वरूप सिंहासनकी ' ३9 
प्रं पुरु पुरु महासिंहाय' नमः।' इस मन्त्रसे 
(और आसनस्वरूष कमलकी 'पद्माय नम:।-- 
इस मन्त्रसे पूजा करे। तदनन्तर मूलमन्त्रका 
उच्चारण करके त्वरितादेवीकी पूजा करे। यथा 
“ॐ हीं हुँ खे च च्छे क्षः स्री हुं क्षे हाँ फट्‌' 
त्वरितायै नम: । इसका अङ्गन्यास इस प्रकार है 
खे च हृदयाय नमः। च च्छे शिरसे नमः ( शिरसे 
स्वाहा )। क्षः शिखायै नमः ( शिखायै बषट्‌ )। 


कषः स्त्री कवचाय नमः ( कवचाय हुम्‌) स्तर हँ | नमः 


[इसो प्रकार करन्यास करके निममाङ्कित 
गायत्रीका जप करे-] 

“ॐ त्वरिताविद्या विद्ये । तृ्णविद्यां च धीमहि। 
जन्तो देवी प्रचोदयात्‌।'-- यह 'त्वरिता-गायत्री 
मन्त्र! है। 

तदनन्तर पीठगत कमल-कर्णिकाके केसरॉमें 
पूर्वादि रमसे अङ्ग-देवताओका पूजन करे। 
यथा-- 

"खे च हृदयाय नमः (पूरे )। च च्छे शिरसे 
जमः ( अभ्रिकोणे)। छे क्षः शिखायै नमः 
(दक्षिणे) कषः स्त्री कवचाय नमः ( नैऋत्ये )। 
सी हूं त्र्याय नमः ( पक्षिमे )। हुँ क्षे अस्राय 
जमः ( बायब्ये )।' तत्पक्षात्‌ चदश ' ्रणीतायै 
'-- इस मन्त्रे श्रौप्रणीताका तथा ईशानकोणमें 


जेत्राय (नेत्रत्रयाय ) नमः ( यौषद्‌ )। हूं क्षे अस्त्राय | ' गायत्रै जमः" से गायत्रीका पूजन करे॥३६॥ 


जमः (अस्त्राय फद्‌)॥ १-२॥ 


तदनन्तर बाहागत तीन गोलाकार रेखाओंके 


("घ हे दे कु कर छि थि गज ग हे हु पकक ज: कह सेठ है। इसके देकेलो आगन देगा और 
आशक पूजा काली चाहिये। (श» 00 १० ल) 

२, साल-पनरय वितियोग  सत्दविलक ' दमले इस प्रकार काल गय है-' ४) अस्य रानात 
छः, त्वरित देवता प्रणव बीज (केकाचिनमो हूं बचत), ह क (कै कौलकम्‌) समप्रभाये जपे विनियोग:।" 
“य भे एक जगह इको और दी जगह "सर को ऋष कहा है। वह हुं" सकि, "सौ बज और "कै कौलक काया है। 

सम बहिकलापकेरपुककब्टरलॉशुं शुकहारलसतप्लोधरधरामष्टहियान विधतीम्‌। 
'ाटङ्का्गदमेखलागुशरणमीरी पम्‌ कराती शस्दाधयोचतकरस देवी चिनेर भने॥ 

[भान शंकर और भगवती पारी आपर कृषा केके लिये फिराक और किराती चवे उने सम प्रकट हुए थे, उस 
कप देवी रतो हत सोच भरका मन पूर्ण कमी या कके लिये तपू (उताकली) रहती हैं, इतिवि की संस 
द गयी है। उका ध्यान किया गया है। उसका अर्थ को है) 

“पै किलो पे प्रकट हुई निनी व रोका भजन (चान) रता हँ उनकी अङ्गका झम है तथा अवस्थामै 
भ चे सामा (सोलह वर्षकी तरी) है। एपका मुकुट एव कलस धरण कर हँ कोल पल्लवो जोडकर बनाये हुए बे 
उनका कटिदेश सुशोधित है । उसके यौन पयोधर गमक हारले निल हु । आठ अही को वे आभूषण रूपये धारण बरी है; 
उगे दो कोक तड बने हु, दो भनक कामूक आवस्पक पूरी कण है, टो कमे करधनीकी लमका काम देते है और 
दो परक खाते सञ्जौर यन गे है।इस अतुपम नेभे विषा तदेके उठे हुए हाथ वरद और अभयी मासे मरम 
जीत होते हँ।' 

यद्या अर्य (से य का) रेः, छि वि नय, मुख त्यरितनित्वदेवतावै न, हटि। उ 
बजाय नमः, गुहो। हौँ (अथवा हम्‌) शके नन, पदयोः । क कोलकाय उन, नाभी । 


बोचमें स्थित दो वाँथयामस दवाक सामनवाल 
दलाग्रके बाहाभागमें “कोदण्डशरधारिण्वै फटका 
जमः।' से फट्कारीकी पूजा करे। फिर उसके 
बाहरवाली वीथीमें देवीके सम्मुख “गदापाणये 
किङ्कराय नमः।' से किङ्करकी पूजा करके 
कहे ~ किङ्कर क्ष रक्ष त्वरिताञजया सथिरो भव।' 
इसके बाद ट्वारके दक्षिणपार्थमे जयाको और 
चामपार्धम विजयाकी पूजा करे जयायै नमः, 
'विजयायै नमः ।' ततत्‌ कमलके पवाद दलॉमें-- 
“हका नम: । खेच नम: । चण्डावै नम: । छेदिन्य 
जमः। क्षेपिण्वै नमः। स्वीकार्य नमः। हारय 
जमा: । मक्ू् नम:।' इन मन्रो कारी आदि 
आठ मन्तरक्षशशक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये। 
ल्यरिता-विद्या 'वोतला', “त्वरिता' और ' रणी" 
इन तीन नामोंसे कही जाती है। इसके 
अक्षरका सिर, श्र-युगल, ललाट, कण्ठ, हदव, 
नाभि, गह्य (मूलाधार), उरुद्य, जानुद्वय, जङ्वाट्व, 
ऊय, चरणद्रपम व्यास करके समस्त विद्यार 
व्यापकन्यास करना चाहिये*॥४-६॥ 
ल्वरितादेवी साक्षात्‌ पर्वतराजनन्दिनीकी 
स्वरूपभूता हैं, इसलिये इनका नाम 'पार्वती' है। 
शबर (किरात)-का वेथ धारण करलेसे उनको 
“शबरी” कहा गया है। वे सबकी स्वामिनी या 
सबपर शासन केम समर्थ होनेसे 'ईशा' कही 
गयी हैं। उनके एक हाथमे वरमुद्रा और दूसरे 
अभयमुद्रा शोभा पाती है। मोरपंखाका कंगन 
पहननेसे उनका नाम 'मयूरवलया' है। मयूरपिच्छका 
मुकुट धारण केसे उन्हें 'पिच्छरमौलि' 
जाता है। नूतन पल्लव ही उनके सत्रे उपयोगमें 
आते हैं, अतः वे 'किसलयांशुका' कही गयी हैं। 
खे सिंहासनपर विराजमान होती हैं। मोरपंखका 
छत्र धारण करती हैं। जिनेत्रधारिणी तथा श्यामवर्णा 


| दबा ह। आपादकलला+्बना भला (बनाए) 
उनका आभूषण है। ब्राह्मणजातीय दो नाग (अनन्त 
और कुलिक) देवीके कानोंके आभूषण हैं। 
कषत्रियजातिके दो नागराज (वासुकि और शङ्खपाल) 
उनके बाजूबंद बने हुए हैं। वैश्यजातीय दो नाग 
(तक्षक और महाफ्य) त्वरितादेवीके कटिय्रदेशमें 
किङ्कणो बनकर रहते हैं और शुद्रजातीय दो सर्प 
(पच तथा कर्कोटक) देवीके चरणोंमें नूपुरकी 
शोभा प्रदान करते हैं। साधक स्वयं भी देवीस्वरूप 
होकर उनके मनत्रका एक लाख जप करे। पूर्वकालमें 
देवेश्वर शिव किरातरूपमें प्रकट हुए थे। उस 
समय देवी पार्वती भी तदनुरूप ही किराती बन 
गयौ थौं। सब प्रकारकी सिद्धियोंके लिये उनका 
ध्यान करे। उनके मन्त्रका जप करे तथा उनका 
पूजन करे। देवीकी आराधना विष आदि सब 
प्रकारके उपद्रवोंको हर लेती है॥७--१०$॥ 
(पूर्ववर्णनके अनुसार) कमलके परवद दलके 
भीतर कर्षिकामे आठ सिंहासनॉपर निम्नाद्धित 
देवियॉका क्रमशः पूजन करें। हृदयादि छः 
अन्लॉसहिल प्रणीता और गायत्रोका पूजन करे। 
प्वादि दलॉमें हूंकारी आदिकी पूजा करे। 
दलाग्रभागमें देवी त्वरिताके सम्मुख फट्कारीकी 
पूजा करे। इन सब देवियोंके नाममन्त्रके साथ 
*ओ्र' बीज लगाकर उससे इनको पूजा करना 
चाहिये। हूंकारी आदिके आयुध और वर्ण उस- 
उस दिशाके दिक्पालोके हो समान हैं। परंतु 
'फद्कारी देवी धनुष धारण करती हैं। मण्डलके 
डार-भागोंमें जया तथा विजयाकी पूजा करे। ये 
दोनों देविय सुनहरे रंगकी छड़ी धारण करती हैं। 
नके बाह्मभागमें देवीके समक्ष रपाल किङ्कुरका 
पूजन करना चाहिये, जिसे 'वर्वर' कहा गया है। 
उसका मस्तक मुण्डित है। (मतान्तरके अनुसार 


पा र के अलु उ तह अहो हो स्प अका तय कला जाहिबे। उदको दो बार गिते घएह 


अङ्ग होते हैं, उसमें सूलके एह अक्षका मडल को। 


उसके सिरके केश ऊपरकी ओर उठे रहते हैं।) 
चह लगुडधारी है। उसका स्थान जया-विजयाके 
आह्मभागमें है। इस प्रकार पूजन करके सिद्धिके 
लिये हवनीय इब्योद्राा योन्याकार कुण्डम हवन 
करे॥११-१४॥ 
उचल धान्यसे हवन करनेपर सुवर्ण-लाभ 
होता है। गोधूमसे हवन करनेपर पुष्टि-सम्पत्ति 
प्त होती है। जौ, धान्य (चावल) और 
'िलॉकी मिश्रित हवनसामग्रीसे हवन करलेपर 
सब प्रकारकी सिद्धि सुलभ होती है तथा इंतिभवका 
जाश हो जाता है। बहेड़ेका हवन किया जाय तो 
शुको उन्माद हो जाता है। सेमरसे हवन करनेपर 
शुके प्रति मारणका प्रयोग सफल होता है। 
जामुनके फलकी आहुतियाँ दी जायें तो उनसे 
धन-धान्यकी प्राप्ति होती है। नौल कमलके 
हवनसे तुष्टि होती है। लाल कमलोद्वारा होम 
कसोसे महापुष्टि होती है। कुन्दे फूलॉसे होम 
किया जाय तो महान्‌ अभ्युदय होता है। मल्लिका- 


कुसुमोंसे हवन कलेपर ग्राम या नगरे क्षोभ 
होता है। कुमुद-कुसुमोंकी आहुतिसे साधक सब 
लोगोका प्रिय हो जाता है॥ १५-१७॥ 

अशोक-सुमनोंसे होम किया जाय तो पुत्रकी 
और पाटलासे होम करनेपर उत्तम अङ्गनाकी 
प्त होती है। आप्रफलकी आहुतिसे आयु, 
लोके हवनसे लक्ष्मी, बिल्वके होमे श्री तथा 
चम्पके फूलॉके हवतसे धनकी प्राप्ति होती है। 
महुएके फूलों और बेलके फलॉसे एक साथ होम 
कसेपर सर्वज्ञता-शक्ति सुलभ होती है। 
त्वरितामन्त्रके तीन लाख जप, होम, ध्यान तथा 
पूजनसे समस्त अभिलषित चस्तुआकी प्राप्त 
होती है। मण्डले त्वरितादेवीकी अर्चना करके 
त्वसिता-गावजेसे पचौस आहृतियौं दे। फिर मूलमखसे 
पल्लवाँकी तीन सौ आहुतियाँ देकर दीक्षा ग्रहण 
करे। दीक्षासे पूर्व पशगव्य-पान कर ले। 
दीक्षितावस्‍्थामें सदा चरु (हविष्य)-का भोजन 
कला चाहिये॥ १८-२०॥ 


इस प्रकार आदि आफ्रेय सहातुराणमे *तयरितापूजा-कथन' नामक 
खान सौ क्यों अध्याय पूरा हुआ ३०१० 


mem 
तीन सौ दसवाँ अध्याय 
अपरत्वरिता-मन्त्र एवं मुद्रा आदिका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं--मुने! अब मैं दूसरी 
“अपरा विद्या'का वर्णन करता हूँ, जो भोग और 
मोक्ष प्रदान करनेवाली है। धूलिसे निर्मित, चज 
चिहसे आवृत और चौकोर भूपुरमण्डलमें 
त्वरितादेवीकी पूजा करे। उस मण्डलके भीतर 
'योगपीठपर कमलका निर्माण भी होना चाहिये। 
मण्डलके पूर्वादि दिशाओं तथा कोणोमें कुल 
मिलाकर आठ वग्र अङ्कित होगे। मण्डलके 
भीतर वीथी, द्वार, शोभा तथा उपशोभाकी भी 
रचना करे। उसके भीतर उपासक मनुष्य 
त्वरितादेवीका चिन्तन करे। उनके अठारह भुजाएँ | 
है। उनको बार्यी जङ्घा तो सिंहको पौठपर 


प्रतिष्ठित है और दाहिनी जङ्घा उससे दुगुनी बड़ी 
आकृतिमें पीढ़े या खड़ाऊँपर अवलम्बित है। 
जागमय आभूषणोसे विभूषित हैं। दायें भागके 
हाथों क्रमशः वज्र, दण्ड, खट्ग, चक्र, गदा, 
शूल, बाण, शक्ति तथा यरद मुद्रा धारण करती हैं 
और वामभागके हाथोंमें क्रमशः धनुष, पाश, शर, 
घण्टा, तर्जनी, शङ्ख, अङ्कुर, अभयमुद्रा तथा यज 
नामक आयुध लिये रहती हैं॥ १--५॥ 
त्वरितादेवीके पूजनसे शत्रुका नाश होता है। 


त्वस्ताका आराधक राज्यको भी अनायास ही 
जीत लेता है। वह दीर्घायु तथा राष्ट्रकी विभूति 
चन जाता है। दिव्य और अदिव्य (दैविक और 


लौकिक) सभी सिद्धियाँ उसके अधोन हो जाती 
हैं। (त्वरिताको 'तोतला त्वरिता' भी कहते ह 
इस नागको व्युत्पत्ति इस प्रकार समझनी 
चाहिये--) “तल' शब्दसे सातों पाताल, काल, 
अग्नि और सम्पूर्ण भुवन गृहीत होते हैं। ३%कारसे 
परमेश्वरले लेकर जितना भी ब्रह्माण्ड है, उन 
सबका प्रतिपादन होता है। अपने मन्त्रके आदि 
अक्षर अकाससे देवी तलपर्यन्त “तोय'का त्वरित 
आमण (प्रक्षेपण) करती हैं, इसलिये वे “तोतला 
त्वरिता' कही गयी हैं॥६-७६॥ 

अब मैं त्वरिता-मन्त्रको प्रस्तुत करनेका 
प्रकार (अर्थात्‌ मन्त्ोद्धार) बता रहा हूँ। भूतलपर 
स्वरवर्ण लिखे। (स्वरवर्गमे सोलह अक्षर है-अ, 
आ, इ, ई, उ, क, त्र, छू, ल्‌, लू, ए, ऐ, ओ, 
औँ, अं, अः। इसके बाद व्यञ्जन वर्णोको 
वर्गक्रमसे लिखे-) कवके लिये सांकेतिक 
जाम तालुबर्ग है। स्वरवर्ण पहला है और तालुवर्ग 
दूसण। तीसरा जिड्मा-तालुकवर्ग है। (इसमें चवगकि 
अक्षर संयोजित हैं।) चतुर्थ वर्ण तालु-जिहवाप्र 
कहा गया है। (इसमें टवर्गके अक्षर हैं।) पज्ञम 
जिह्वादन्तक वर्ग है। (इसमें तकि अक्षर हैं।) 
षठ वर्गका नाम है-ओहपुट-सम्पन्न। (इसमें 
प्के अक्षर हैं।) सातवाँ मिश्रवर्ग है। (इसमें 
अन्तःस्थ-य, र, ल, वका समावेश है।) आठवां 
वर्ग ऊष्मा या शवर्ग है। इन्हीं वगेकि अक्षरोसे 
मलका उद्धार करे॥ ८-१७॥ 

छठे स्वर ऊकारपर आरूढ ऊध्माका द्वितीय 
अक्षर हकार बिन्दु (अनुस्वार)-से युक्त हो 
(ह) । तालुवर्गका द्वितीय अक्षर “खकार' ग्यारहवें 
स्वर 'एकार'से युक्त हो (खे)। जिह्वा-तालु- 
समायोगका केवल प्रथम अक्षर “चकार” हो, 
उसके नीचे उसी वर्गका दूसरा अक्षर 'छकार' हो 
और वह ग्यारहवें स्वर 'एकार'से संयुक्त (च्छे) 
हो। तालुवर्गका प्रथम अक्षर क” हो, फिर उसके 


नोचे क्माका द्वितीय अक्षर “ब्‌'को देखकर 


जोड़ दे और उसे सोलहवें स्वर--' अ:'से संयुक्त 
करे (क्षः)। ऊष्माका तीसरा अक्षर 'स्‌' हो, 
उसके नौचे जिल्वादन्त-समायोगके प्रथम अक्षर 
“तकार'को जोडे। उसके नीचे मिश्रवर्गका दूसरा 
अक्षर 'रकार' जोडे और उसे चौथे स्वर 'ईकार'से 
जोड़ दे-(स्त्रॉ)। तदनन्तर तालुवाकि आदि 
अक्षर 'क्‌' के नीचे ऊप्माका द्वितीय अक्षर '्‌' 
जोड़ दे और उसको ग्यारहवें स्वरसे मिला दे-- 
(थे) इसके बाद उल्माके अन्तिम अक्षर 'हकार'को 
अनुस्वारयुक्त करके पांचवें स्वर्पर आरूङ्‌ कर दे 
(हु) । ओहसम्पुटयोगसे दूसरा अक्षर “फ्‌* और 
निहार तालुयोगसे द्वितीय अक्षर 'द्‌'को पञ्चम 
'के रूपमें परिणत करके जोड़ना चाहिये। 
स्वर तथा अर्ध-ब्यज्ञन वरणोकि साथ उद्धत हुए-- 
ये अक्षर 'तोतला त्वरिता'के मन्त्र हैं। इनके 
आदिमे ३>कार और अन्तमं 'नमः' जोड्नेपर जो 
मन्त्र बने, उसका तो जप करे, किंतु अग्निकार् 
(हवन) -में 'नम:'को हटाकर 'स्वाहा' जोड़ 
देना चाहिये। (तात्पर्य यह है कि ' हूं खे चे 
कसी क्षे हुँ फद्‌ नमः ।'-- यह जपमनत्र है और 
“ॐ हूं खे चछ क्ष: स्तर क्षे हुँ फद्‌ स्वाहा '-- यह 
हवनोपयोगी मन्त्र है)॥ ११--१८॥ 

इसका अङ्गन्यास इस प्रकार है-3 हीं हूं 
ह इदयाय नमः। हां हः शिरसे स्वाहा। हाँ ज्वल 
ज्चल शिखायै वषट्‌ । हनु हनु ( अथवा हुलु हुलु ), 
कवचाय हुम्‌। हाँ शीं क नर्याय बौषद्‌। नवौ 
(फ) और आधा अक्षर (द्‌) रूप जो तोतला- 
त्वरिता-विद्या है, उसीको देवीका नेत्र कहा गया 
है। 'क्लीं हः खौ हूं फट्‌ अस्त्राय फद्‌।' ये गुहा 
अड्जमन्त्र हैं। इनका पहले न्यास करे॥ १९-२०॥ 

त्वस्तिके आङ्गोंका वर्णन आगे चलकर करूँगा। 
इस समय त्वरिता-विद्याके अङ्गका वर्णन मुझसे 
सुनो-प्रथम दो बीजाक्षर या मन्त्राक्ष हदय 
हैं, तीसरा और चौथा-ये दो अक्षर स्थिर हैं, 
पाँचवाँ और छठा-ये अक्षर शिखाके मन्त्र 


कहे गये हैं। सातवोँ और आठवां कबच-मन्त् 
हैं, नवाँ और आधा अक्षर तारक (फट्‌) है। 
यही नेत्र कहा गया है। (प्रयोग-ॐ हूं इदयाय| 
जमः। खे खो शिरसे स्वाहा। 
वषट्‌। क्षे हुम्‌ कवचाय हुम्‌। फट्‌ नेयाय 
'चौषद्‌।) ॥ २१-२२॥ 

'तोतले बच्रतुण्डे ख ख हुँ'--इन दस 
अक्षरे युक्त 'वज़तुण्डिका' नामक 'इन्द्रदूतिका 
विद्या' है। 'खेचरि ज्वालिनि च्वाले ख ख'-- 
“ज्वालिनी विद्या' 


छेदनि करालिनि ख ख '-- यह दशाक्ष 'कराली 
विध्या' है। क्षः श्रव इ प्लवङ्ग ख खे'--यह 
दशाक्षर 'प्लवङ्गदूती विद्या' है। 'स्बरीवल 

'शासी '-- यह दशाक्षरा' श्रसनवेगिका 


*कपिलादूतिका विद्या है। "हूं तेजोवति रौद्रि 
मातङ्ग यह दशाक्षरा 'रौद्ी' दूतिका है "पुटे 
पुटे ख ख खड़े फद'--यह दशाक्षरा 
“्रहदूतिका बिद्या' है। 'वैताली'में उक सभी 


डन 


मन्त्र दशाक्षर होते हैं। अन्य विस्तारकी बातें 
पुआलकी भाँति सारहीन हैं। उन्हें छोड़ देना 
चाहिये। न्यास आदिमें हदयादि अङ्गोंका 
उपयोग है। नेत्रका सुधी पुरुष मध्यमे न्यास 
करे॥ २३_२८॥ 

बरसे लेकर मस्तकतक तथा मस्तकसे लेकर 
चैरोंतक चरण, जानु, ऊरु, गुह्य, नाभि, हदय तथा 
कण्ठदेशसे | ऊपर-नीचे आदिबौजसे 
निर्गत सोमरूप 'अकार', जो अमृतकी धारा एवं 
सुवाससे परिपूर्ण है, ब्रह्मे मुझमें प्रवेश कर 
रहा है, ऐसा साधक चिन्तन करे। मन्त्रोपासक 
मूर्धा, मुख, कण्ठ, हृदय, नाभि, गुहा, ऊरु, जानु 
और पैरोंमें तथा तर्जनी आदिमें आदिबीजका 
बारबार न्यास करे। ऊपर अमृतमय सोम है, नीचे 
'बोजाक्षररूप शरीर-कमल है। इस गूढ रहस्यको 
जो जानता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। 
इस मन्त्रके जपसे रोग-व्याधिका अभाव हो जाता 
है। त्यास और ध्यानपूर्वक त्वरितादेवीका पूजन 
और उनके मन्त्रका एक सौ आठ बार जप 
करे*॥ २९--३३॥ 

अब मै "प्रणीता आदि मुद्राओंका वर्णन 


प पाले सा लाका प्रग स इस प्रक उपलब्ध होता है अन्त कित आद योगपीठन्पासाना 
कर्म करे त-प शन प्राम करके पाडत रूपले विकोणके = अस तस यौ; ररा 
तिता देवता सी ककचम्‌। ॐ ब हः छै कोलकम्‌ ममाह वे विधोः इसका न्यासवाकय इस प्रकार है सवै 
रे नमः तए । विदो नभ: मुखे रिरे तम हद ॐ बौजाव नः से नमः पादयो । छे कौलकाव 
जम: जाभौ ।' अपुण दतक ला-क मर है । पु कदाच ये शक त्यरि- विद्या बतायी गयी है। पधा-- 
“ॐ हाह च छे क सतह से हों फर।' आटिके तीन और अनाके दो आधा जोड़कर जो शेष सात अशर बचे उ दो-दो 
अक्षर जोडत हुए न्यस के। कषा-' खे च इटवा जम: च तिस स्वाहा छै क: खै वध: स कवचाय हुम्‌। सौ 
दाय चौपर्‌। हूं के अस्य फ्‌ इसे तरह क्यास भी को । तक्‌" शि ॐ ह नः लल ह गः 
केही खे हीं नम:। इदि--हों च हीं जम:। कधी -ही के हों जय: । सूलाघोरे-हं छः हीं नन: । स्वे सी हं नप 
जुरे ह हो तम: । जड्ददे-हीं के हीं वम । फे फट्‌ हों जन: ।' इस प्रकार ही चौजसे सुटि आशंका व्यास 
करके समसत विछ (द्दा) इ ब्शपकल्यास करे॥ तदक घय मातसपूजनाना कर्म करके सद पह कुम 
आदि पिबा ट्ाटोसे यु दो चतुर ऐखा बनाकर, उसके ठ दो कृत बनाकर उमे अहदलकमल अङ्कित कै । फिर पूर्वत 
हजन कर्म करके भे धपीठको आके बाट मूलि सूर्चिनिमाय कर आवाइनादि पुषपोपचार अपि करे । क्काम 
ढग, हडको पूजे बाट बहो प्राण दो ये दीक अछ दले अग्रभागये फटकारोका, बाहापोथी- 
देवीके अग्रभागे हो किंकराका, द्रात जवा-विजयाका, आठ दलो क्रमशः हका, खेचत, चण्ड, टि, कपण, सहीए, 
हू एवं मकरो पूजा करे। फिर पू लोकफालादिकोँकी पूजा कके पूना समा को। 


+ अध्याय ३११० 


६३९ 


गयी 

*कराली' और “वज़तुण्डा'। दोनों हाथोंको परस्पर 
ग्रथित करके बौचमें अंगूठोंको डाल दे और 
तर्जनीको ऊपर लगाये रखे, इसका नाम 'प्रणीता' 
है। इसे हदयदेशमें लगाये। इसी मुम कनिका 
अँगुलीको ऊपरकी ओर उठाकर मध्यमे रखे तो 
चह द्विजोंट्रारा सबीजा'के नामसे मानी जाती है। 
यदि तर्जनीके बौचमें अनामिकाको परस्पर सलपर 
करके लुह आको भे 
वह 'भेदनी' मुद्दा कही गयी है। उस मुद्दाको 
ना नि करके अल जल छ 
'उसीको मन्त्रसाधकके "योजित करनेपर 
“कराली' नामक महामा होती है। फिर पूर्ववत्‌ 
लप ज्ये्ठाको कपर उठाये तो वह 'वजजतुण्डा 


मुद्रा' होती है। उसको वम्रदेशमे आबद्ध करे। 


/', | दोनों हाथोंसे मणिबन्ध (कलाई)-को बाँधे और 


होन-तीन अँगुलियाँको फैलाये रखे, इसे “वज़मुद्रा' 
कहते हैं। दण्ड, खड्ग, चक्र और गदा आदि 
मुद्राएँ उनकी आकृतिके अनुसार बतायी गयी हैं। 

तीन अंगुलियोंको आक्रान्त करे, वे तीनों 

हों तो 'त्रिशूलमुद्रा' हतो है। एकमात्र 
मध्यमा अँगुली ऊपरको ओर उठी रहे तो 
*शक्तिमुद्रा' सम्पादित होती है। बाण, वरद, 
धनुष, पाश, भार, घण्टा, शङ्क, अङ्कुश, अभय 
और पद्ष-ये (प्रणीतासे लेकर पद्मतक कुल) 
अद्टाईस मुद्राएँ कही गयी हैं। ग्रहणी, मोक्षणी, 
ज्वालिनी, अमृता और अभवा--ये पाँच 'प्रणीता' 
जामवाली मुद्राएँ हैं। इनका पूजन और होममें 
उपयोग करना चाहिये॥ ३४-३७॥ 


इस प्रकार आदि आग्रेय महापुराणमों “तयरिलामन्् तथा मुद्दा आदिका बर्णन" नामक 
तीन सीँ दसकाँ अध्याय पुरा हुआ# २९०५ 
mn 
तीन सौ ग्यारहवाँ अध्याय 
त्वरिता-मन्त्रके दीक्षा-ग्रहणकी विधि 


अग्निदेव कहते हं मुने! अब सिंहासनपर 
स्थित वज़से व्याप्त कमलमें मनत्र-न्यासपूर्वक 
दीक्षा आदिका विधान बताउँगा॥ १॥ 

“हे हे हुति वजन्त पुरु पुरु लुलु गज गर्ज 
इह सिंहासनाय नमः *।' यह सिंहासनके पूजनका 
मन्त्र है। चार रेखा खड़ी और चार रेखा तिरछी या 
(पड़ी) खाँचे। इस प्रकार नौ भागोके विभाग 
करके विद्वान पुरुष नौ को बनाये। पत्यक दिशाके 
कोष्ठ तो रख ले और कोणवर्ती कोड मिटा दे। 
अब बाह दिशामें जो कोष्ठ बच जाते हैं, उनके 
कोर्णोतक जो रेखाएँ आयी हैं, उनकी संख्याएँ 
आठ कही गयी हैं। बाह्मकोषके बाह्य-भागमें 


डोक बोचों-बौचमें वज़का मध्यवर्ती शग होता 
है। बाहारेखाके दो भाग करनेपर जो रेखार्द् बनता 
है, उतना हौ बड़ा शृङ्ग होना चाहिये। बाहरी रेखा 
रेडी होनी चाहिये। विद्वान पुरुष उसे ट्रिभङ्गी 
जनाये। मध्यवर्ती कोको कमलकी आकृतिमेँ 
परिणत करे। वह पीले रंगकी कर्णिकासे सुशोभित 
हो। काले रंगके चूर्णसे कुलिशचक़ बनाकर उसके 
ऊपरी सिरे या शङ्को आकृति खङ्गाकार बनाये। 
चक्रके बाह्मभागमें चौकोर (भूपुर-चक्र) लिखे, 
जो वज़रुम्पुटसे चिहित हो। भूपुरके द्वारपर 
अन्त्रोपासक चार वज्रसम्पुट दिलाये। पद्य और 
वामवीथी सम होनी चाहिये। कमलका भीतरी 


प प्रकाल प क रन म के सरक लान मन का रछ इस अनार मिला है- घेत 


जजदेति पु पुर लुलु गरज गर्ज ह ह सिह नम” 


भाग (कर्णिका) और केसर लाल रंगके लिखे 
और मण्डलमें स्स्रयांको दीक्षित करके मनत्र- 
जपका अनुष्ठान करवाये तो राजा शोघ्र हो 
परापर विजय पाता है और यदि अपना राज्य 
'छिन गया हो तो उसे भी वह शीघ्र ही प्रा कर 
लेता है। प्रणव-मनतर (क्कार)-से संदी (अतिशय 
तेजस्विनी) की हुई मूर्तिको हंकारे नियोजित 
'करे। ब्रहम्‌! वायु तथा आकाशके बीज (यं हं)- 
से सम्पुटित मूलविद्याका उच्चारण करके आदि 
और अन्तम भी कर्णिकामें पूजन करे। इस प्रकार 
प्रदक्षिण-क्रमसे आदिसे ही एक-एक अक्षररूप 
बीजका उच्चारण करते हुए कमलदलॉमें पूजन 
करना चाहिये॥ २-११॥ 

'दलॉमें विद्याके अङ्गोँकी पूजा करे। आग्रेय 
'दिशासे लेकर वामक्रमसे नैऋत्य-दिशातक इदय, 
सिए, शिखा, कवच तथा नेत्र-इन पाँच अङ्गको. 
पूजा करके मध्यभाग (कर्णिका)-मै पुनः त्की 
तथा सम्पूर्ण दिशाओमें अस्त्रको पूजा करनी 
चाहिये। गुह्ाङ्गमे रक्षाकी तथा केसरोमे वाम- 
दक्षिण-पार्श्में विद्यमान पाँच-पाँच हुतियोंकी 
अपने-अपने जाम-मन्तरोसे पूजा करे । गर्भमण्डलके 
बाहाभागमे आठ लोकपालॉका न्यास करे। वर्णात 
(क्ष या ह)-को अग्नि (२)-के ऊपर चढ़ाकर 
उसे छठे स्वर (ऊ)-से विभेदित करे और पंद्रहवे 
स्वर (') बिन्दुओँको उसके सिरपर चढाकर उस 
(थु) (अथवा हूं) बौजको* आदिमे रखकर 
'दिक्पालोंके अपने-अपने नाममन्त्रोंसे संयु करके 
उनकी पूजा करे। फिर शीघ्र हो सिंहासनपर 
'कमलकी कर्षिकामे गन्ध आदि उपचारो पूजन 
करे। इससे शको प्राप्ति होती है॥ १२--१५॥ 

तदनन्तर एक सौ आठ भन्दा अभिमन्त्रित 
(आठ कलशोंह्वारा कमलको वेष्टित कर दे। फिर 


[एक हजार बार मन्त्र-जप करके दशांश होम करे। 
पहले आग्रि-मनत्र (र)-से कुण्डमें अग्निको ले 
जाय और हदयमन्त्र (नमः)-से उसको वहाँ 
स्थापित करे। साथ ही कुण्डके भीतर अग्निवुक्त 
शक्तिका ध्यान करे । तदनन्तर उस शक्तिमें गर्भाधान, 
पुंसवन तथा जातकर्म-सस्कारके उद्देश्यसे 
'हृदयमन्त्रद्वारा एक सौ आठ बार होम करे। फिर 
गुह्ाङ्गके द्वारसे नूतन अग्रिके जन्म होनेकी 
भावना करे। फिर मूलविद्याके उच्चारणपूर्वक 
पूर्णाहुति दे। इससे शिवाध्रिका जन्म सम्पादित 
होता है। फिर मूलमन्त्रसे उसमें सौ आहुतियाँ दे। 
तत्पक्षात्‌ अङ्गोके उद्देश्यसे दशांश होम करे। 
इसके बाद शिष्यको देवीके हाथमें सापे और 
उसका मण्डलमे प्रवेश कराये। फिर अस्त्र-मन््रसे 
ताडन करके गुहाङ्गाँका न्यास करे। विद्याके 
अन्जॉसे संनद्ध शिष्यको विदयाङगमें नियोजित 
करे। उसके द्वारा पुष्पका प्रक्षेप करवाये तथा उसे 
अग्रिकुण्डके समीप ले जाय। तदनन्तर जौ, 
धान्य, तिल और घीसे मूलविद्याके उच्चारणपूर्वक 
सौ आहुतियाँ दे। प्रथम होम स्थावरयोनिमें 
पहुँचाकर उससे मुक्ति दिलाता है और दूसरा 
सरीसृप (साँप, बिच्छू आदि)-की योनिसे। 
तदनन्तर क्रमशः पक्षी, मृग, पशु और मानव- 
योनिकी प्राप्ति और उससे मुक्ति होती है। फिर 
क्रमशः ब्रह्मपद, विष्णुपद तथा अन्तमेँ रद्रपदकी 
प्राप्ति होती है। अन्तमं पूर्णाहुति कर देनी 
चाहिये। एक आहुतिसे शिष्य दीक्षित होता है 
और उसे मोक्षप्राप्तिका अधिकार मिल जाता है। 
अब मोक्ष कैसे होता है, यह सुनो॥ १६--२४॥ 

जब मन्त्रोपासक सुमेरुपर सदाशिवपदमे स्थित 
हो तो दूसरे दिन स्वस्थचित्त होकर अकर्म और 
कर्मक्षये लिये एक हजार आहुतियाँ दे। फिर 


+अध्याय ३१२० 


दड 


ममम 


करके मन्त्रयोगी पुरुष धर्म-अधर्मसे लिप्त 
नहीं होता है, मोक्ष पपत कर लेता है। वह उस 
पदको पहुँच जाता है, जहाँ जाकर मनष्य फिर 
इस संसारमै नहीं लौटता। जैसे जलमें डाला हुआ 
जल उसमें मिलकर एकरूप हो जाता है, उसी प्रकार 
जीव शिवमें मिलकर शिवरूप हो जाता है। जो 
कलसो अभिषेक कस्ता है, वह विजय तथा राज्य 
आदि सब अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। 
आहाणकुलमें उत्पन्न कुमारी कन्याका पूजन करे 
तथा गुरु आदिको दक्षिणा दे। प्रतिदिन पूजा करके 
'एक सहर आहुतियाँ अग्निमें देनी चाहिये। तिल 
और घीसे पूर्ण आहुति देनेपर त्वरिता देवी लक्ष्मी 
एवं अभिमत वस्तु देती हैं। चे विपुल भोग प्रदान 
करती हैं तथा और भी जो कुछ साधक चाहता है, 
उसे माता तवता पूर्ण करी हैं। मने जितने अक्षर 
ह, उतने लाख जप कसेसे मनुष्य निधियोंका 
अधिपति होता है, दुगुना जप करनेपर राज्यकी 
प्रपत होती है, निगुण जप करे तो यक्षिणी सिद्ध 
हो जाती है, चौगुने जपसे ब्रहापद, पाँचगुने जपसे 
विष्णुपद तथा छुने जपसे महासिद्धि सुलभ होती 


है। मनक एक लाख जपसे मनुष्य अपने पापोंका 
नञ कर देता है, दस बार जप कलेसे देहशुद्धि 
होती है, सौ बारके जपसे तीर्थज्रानका फल होता 
है। वेदीपर पट या प्रतिमा रखकर उसके समक्ष सौ, 
हजार अथवा दस हजारकी सख्यम जप करके हवन 
करना बताया गया है। इस प्रकार विधानपूर्वक जप 
करे एक लाख हवन करे। तिल, जौ, लावा, 
चान, गेहूँ, कमल-पुष्प (पाठान्तरके अनुसार आमके 
फल) तथा फल (बेल)-इन सबको एकत्र 
करके इनमें घी मिलावे और उस होम-सामगीसे 
हवन करके व्रत करे। रातमें कवच आदिसे संनद्ध 
हो खड्ग, धनुष तथा बाण आदि लेकर एक वस्म 
धारण करके उपर्युक्त वस्तुओंसे हौ देवीकी पूजा 
करे। वस्त्रका रंग चितकबरा, लाल, पीला, काला 
अपव नीला होना चाहिये। मखबेत विद्नन्‌दक्षिणदिशमै 
जाकर मण्डपके द्वापर दूती-मनत्रसे बलि अर्पित 
करे। यह बलि द्वार आदिमे अथवा एक वृक्षवाले 
उपशमे भी दी जा सकती है। ऐसा कलेसे साधक 
राजा हो समस्त कामनाओंका तथा सारी पृथ्वीके 


राज्यका उपभोग कर सकता है॥ २५--३७॥ 


"एस प्रकार आदि आद्रे महापुराणमें 'त्यरिता-मूलमन्त्रकी दौ आदिका कथन” नामक 
वीन सौ श्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ0 ३११० 


ren 
तीन सौ बारहवाँ अध्याय 
त्वरिता-विद्यासे प्राप्त होनेवाली सिद्धियोंका वर्णन 


अग्रिदेव कहते है मते! अब यै विद्याफतावका 
वर्णन करूँगा, जो धर्म, काम आदिकी सिद्ध 
प्रदान करनेबाला है। नौ कोष्टके विभागसे 
बिद्याभेदकी उपलब्धि होती है। अनुलोम- 
विलोगयोग, समास-व्यासयोग, कर्णाविकर्णयोग, 
अध-ऊर्घ्व-विभागयोग तथा त्रित्रिकयोगसे देवीके 
दार जिसके शरीरकी सुरक्षा सम्पादित हुई है, 
चह साधक सिद्धिदायक मन्त्रों तथा बहुत-से 
निरत प्रस्तावको जानता है। शास्त्र-शास््मे मन्त्र 


ताये गये हैं, किंतु वहाँ उनके प्रयोग दुर्लभ हैं। 
प्रथम गुरु वर्ण ही होता है। उसका पूर्वकालमें 
वर्णन नहीं हुआ है। वहाँ प्रस्तावमें एकाक्षर, 
कषर तथा कषर मन्त्र प्रकट हुए। चार-चार 
खड़ी तथा पढी रेखाएँ खाँचे। इस प्रकार नौ कोष्ट 
होते हैं। मध्यकोष्ठसे आरम्भ करके प्रदक्षिणक्रमसे 
मन्त्रके अक्षरांका उनमें न्यास करे। तदनन्तर 
'प्रस्ताव-भेदन करे । प्रस्तावक्रमयोगसे जो प्रस्तावको 


प्राप्त करता है, उस साधककी मुद्ठीमें सारी 


दड 


2 अन्लिपुराण « 


सिद्धियो आ जाती हैं। सारी त्रिलोकी उसके चरणों 
जु जाती है। वह नौ खण्डोमे विभक जम्बूद्रीपको 
सम्पूर्ण भूमिपर अधिकार प्राप्त कर लेता है। 
कपाल (खण्पर)-पर अथवा श्मशानके वस्व (शवके 
ऊपरसे उतारे हुए कपड़े) -पर सब ओर शिवतत्व 
लिखकर मन्वे पुरुष बाहर निकले और मधयभागमें 
कर्णिकाके ऊपर अभीष्ट व्यक्तिविशेषका भोजपत्रपर 
नाम लिखकर रख दे। फिर खैरकी लकड़ीसे तैयार 
किये गये अङ्गरोष्ारा उस भोजपत्रको तपाकर 
दोनों पैरोंके नचे दबा दे। यह प्रयोग एक ही 
सप्ताहमें चराचर प्राणियाँसहित समस्त त्रिभुवनको 
भी चरणोंमें ला सकता है । वज़सम्पुट गर्भसे युक्त 
द्वादशारचक्रके मध्यमें व्य व्यक्तिका नाम लिखकर 
रखे। उस नामको “सदाशिव' मन्त्रे विदर्भित 
(कुशोँद्ारा मार्जित) कर दे। उक्त द्वादशारचक्र तथा 
नाम आदिका उल्लेख हलदीसे दीवारपर, काषफलकपर 
अथवा शिलापट्टपर करना चाहिये। ऐसा करलेसे 
शे मुख, गमनशक्ति तथा सेनाका भी स्तम्भन 
(अवरोध) हो जाता है॥ १-१२॥ 

श्मशानके वस्त्रपर विषभिश्रित रख्से 
पद्कोणचक्रका उल्लेख कर उसके मध्यमं शुका 
नाम लिखे। फिर उस चक्रको चारों ओर शक्तिबीजसे 
योजित करके उसपर डंडा रख दे। फिर साधक 
श्मशानभूमिपर रखे हुए उस शत्रुपर शीघ्र दण्डसे 
प्रहार करे। यह प्रयोग उस शत्नु-राजाके राष्ट्रको 
खण्डित कर देता है। इसी तरह चक्राकार मण्डल 
बनाकर उसके मध्यभागमें शत्रुके नामको स्थापित 
कर दे। चक्रकी धारामें शक्तिबौजका न्यास करे। 
शुका नाम लेकर उसपर भावनाद्वारा उक्त चक्रधारसे 
प्रहार करे। इससे शत्रुका हरण होता है। इसी प्रकार 
खङ्गके मध्यभागमें गरुङबीजके साथ शतका नाम 
लिखकर उसका पूर्ववत्‌ विदर्भीकरण करे। उक् 
जाम श्मशानभूमिकी चिताके कोयलेसे लिखना 
_चाहिये। उसपर चिताके भस्मसे प्रहार करे। ऐसा 


केसे साधक एक ही सप्ताहमें शतुके देशको 
अपने अधिकारमें कर लेता है। वह छेदन, भेदन 
और मासथमें शिवके समान शक्तिशाली हो जाता 
है। तारक (फट)-को नेत्र कहा गया है। उसका 
शान्ति-पुष्टिक्ममें नियोग करे। यह दहनादि प्रयोग 
शाकिनीको भौ आकर्षित कर लेता है। पूर्वोक्त नौ 
चमं मध्यगत मन्‍्वाक्षससे लेकर पश्चिम-दिशावर्ती 
कोड़तकके दो अक्षरको वक्रतुण्ड-मन्त्रके साथ 
जपनेसे कुष्ठ आदि जितने भौ चर्मगत रोग हैं, उन 
सबका नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। 
(यह अध-ऊर्ध्व-विभागयोग है।) मध्यकोइ्ठसे 
उततरवर्ती कोहठतकके दो अक्षरवाले मन्त्रको 
"करालीवन्ध'के साथ जप करे तो वह द्रघक्षरी- 
बिद्या, यदि साक्षात्‌ शिव प्रतिवादी हों तो उनसे 
भी अपनी रक्षा करवाती है । इसी प्रकार पश्चिगत 
मन्तराक्षको आदियें रखकर उत्तर कोष्ठतकके 
मम्तरक्षरंको 'वक्रतुण्ड-मन्त्र'के साथ जप किया 
जाय तो ज्यर तथा खाँसीका नाश होता है। 
उत्तरकोहसे लेकर मध्यकोहतककै मन्तराक्षशोंका 
एक-एक साथ जप किया जाय तो साधककी 
इच्छसे जटके बौजमें गुरुता (भारीपन) आ 
सकती है। इसी तरह पू्वादि-मध्यमान्त अक्षरोकि 
जपसे बह तत्काल उसमें लघुता (हल्कापन) ला 
सकता है। भोजपत्रपर गोरोचना वज़से व्याप्त 
भूपुरचक्र लिखकर, अनुलोमक्रमसे स्थित मतर 
जौजॉको लिखकर, उसे मन्त्रवत्‌ धारण करके 
साधक अपने शरीरकी रक्षा करे। भावपूर्वक 
सुवर्णमें मढाकर धारण किया गया यह "रक्षन्त 
मृत्युका भी नाश कल्लेवाला होता है। वह 
षन, पाप तथा शज्रुओंका दमन करनेवाला है 
तथा सौभाग्य और दीर्य देनेवाला है। यह 
“र्न धारण किया जाव तो वह जुआ तथा 
बुदे भी विजयदायक होता है। इन्द्रकी सेनाके 
साथ संग्राम हो तो उसमें भौ वह विजय दिलाता 


4 अध्याय ३१२० 


६३ 


मि 


है, इसमें संशय नहीं है। यह 'रक्षायनत्र' वन्ध्याको 
भी पुत्र देनेवाला तथा दूसरी चिन्तामणिके 
समान मनोवाज्छाकी पूर्ति करनेवाला है। इससे 
रक्षित हुआ मनुष्य पर्पर भी अधिकार पाता 


है तथा राज्य और पृथ्वीको जीत लेता है। 
"फट्‌ स्त्री क्षे हूं'-- इन चार अक्षरोंका एक लाख 
जप करनेसे यक्ष आदि भी बशीभूत हो जाते 
हैं॥ १३-२५॥ 


"इस प्रकार आदि आग्रेय महापुराणमें “त्वरित्र-पिद्यासे प्राप्त होनेकाली सिद्धियोंका वर्ण नामक 
लन खो बारहवा अध्याय पूरा ङुआ॥ २१२॥ 


ems 
तीन सौ तेरहवाँ अध्याय 
जाना मन््रोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं-- अब मै सच्चिदाननदस्वरूप 
भगवान्‌ विनायक (गणेश)-के पूजनकी विधि 
बताकैंगा। योगपीठपर प्रथम तो आधारशक्तिकी 
पूजा करे। फिर अग्रि आदि कोणों तथा पूर्वादि 
दिशाओं क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य, शर्य, 
अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैद्वर्थ-इन 
आठकी अर्चना करे। तदनन्तर कनद, नाल, पद, 
कर्णिका, केसर और सत्वादि तीन गुणोंकी और 
'पद्मासनकी पूजा करें। इसके बाद ती, ज्वालिनी, 
जन्दा, सुयशा (भोगदा), कामरूपिणी, उग्रा, 
तेजोवती, सत्या तथा विष्ननाशिनौ-इन नौ 
'शक्तियोंकी पूजा करे। तत्पक्षात्‌ गणेशजीक मूर्तिका 
अथवा मूर्तिके अभावमें ध्यानोक्त गणपतिमूर्तिका 
पूजन करे। इसके बाद हदयादि अल्लॉकी पूजा 
करनी चाहिये। पूजने प्रयोगवाक्य इस प्रकार 
हैं-'गणंजयाय हृदयाय नम: । एकदन्ताय उत्कटाय 
(शिरसे स्वाहा। अचलकर्षिने शिखायै बषद्‌। 
गजवक्त्राय हुँ फट्‌ कवचाय हुम्‌। महोदराय 
दण्डहस्ताय अस्राय फद्‌*।' 


इन पाँच अङ्गोमेसे चरकी तो पूर्वादि 
चार दिशाओंमें और पौँचवेंकी मध्यभागमें पूजा 
करे ॥ १-४॥ 

तदनन्तर गर्णजय, गणाधिप, गणनायक, गणेश, 
चक्रतुण्ड, एकदन्त, उत्कट, लम्बोदर, गजवक्त्र 
और विकटानन--इन सबकी पद्मदलॉमें पूजा 
करे। फिर सध्यभागें -' हूं विष्ननाशनाय नम:। 
महेन्दराय-धुप्रवणाँय नम: ।'--यों बोलकर 
नाशन एवं धूप्रवर्णक पूजा करे। फिर 
आह्मभागमें विध्तेशका पूजन करे॥५-६॥ 

अब मैं रपर के पूजनकी विधि बताकैग। 
इसमें आठ भैसवॉका पूजन करना चाहिये। उनके 
जाम इस प्रकार हैँ--असिताङ्गभैसव, रुरुभैरव, 
चण्डमैरव, क्रोधभैरव, उन्पतमैरव, कपालै, 
'भषणमैसव तथा संहारभैरव। आही आदि मातृकाएँ 
भी पूजनीय हैं। (उनके नाम इस प्रकार हैं- 
आहय, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इनी, 
चामुण्डा तथा महालक्ष्मी) । ' अकार' आदि हस्व 


स्वरॉके बीजको आदिमें रखकर भैरवॉकी पूजा 


पालन “मे पन्जा मे ह, स मलान कुछ नल रखते है उनमें कास एवं 
ज्यास एक साथ नि है, यथा षठो: गला स्वाहा हट्वाव नमः र्जे रहय हँ फ शिसे स्वाहा। मध्यमयौः 
पलक नसो नमः शिखावै चप्‌! अनानिकयोः दयक नमो तमः कताय हुन्‌। किहियोः महोदराय चण्डाव हुँ फट 
असा फ इसे कसत काके करळल-कछको और अड्यासपत कयो नेको छोड दिया गयाहै। बमं हदयादि 
अजका नयस अधवा पून बीजम करना चाहिये। दकं इकर नम: । से स्वाहा । गं शाद यघट। रै कवचाय हम्‌ 


म नेय वौषट्‌ ग: असाय फट॥ इने चार अङ्गका हो 
स्थात-दैवताके आप्रा पूजन कस्ता चाहिये। 


आण्य देवक चारों दामे और न तथा आका मध्यवर्ती 


करनी चाहिये तथा 'आकार' आदि दीर्घ अक्षरोके | करती हैं तथा दावे हाथमें वरदमुद्रा एवं माला 
'बौजको आदियें रखकर "बरही आदि मातृकाओंकी | (जपमालिका) । देवी बाणसमूहसे भरा तरक 
अर्चना करनी चाहिये'। अगन आदि चार कोर्णोमे | और धनुष भी लिये रहती हैं।' मूलमन्तरसे 
चार वढुकोँका पूजन कर्तव्य है। समयपुत्र डुक, | हृदवादि न्यास करे'॥ ७-१२॥ 

'योगिनीपुत्र बुक, सिद्धप्र क तथा चौथा कुलपुत्र | (अब प्रयोगविधि बतायी जाती है-) 
बद़क-ये चार वटक हैं। इनके अनन्तर आठ | गोसमूहके मध्यमें स्थित हो, श्मशान आदिके 
पाल पूजनीय हैं। इनमें ' हुक ' क्षेत्रपाल प्रथम | स्वपर चिताके कोवलेले अष्टदलकमलका चक्र 
हैं और "विपुल दवितीय। तसर ' अप्रिवेताल' चौथे | लिखे या लिखावे। उसमें परका नाम लिखकर 
'अग्रिजिह' पाचवं 'कराल' तथा छठे “काललोचन | लपेट दे। फिर चिताकी राखको सानकर एक 
हैं। सातवें 'एकपाद' तथा आठवें 'भीमाक्ष' कहे | मूर्ति बनावे। उसमें ट्वेषपात्रकी स्थितिका चिन्तन 
गये हैं। (ये सभी क्षे्रपाल यक्ष हैं।) इन सबका | करके उक्त यन्त्रको नीले रंगके डोरे लपेटकर 
पूजन करके त्रिपुरादेवीके प्रेतरूप पद्यासनकी पूजा | मूर्तके पेम घुसेड़ दे। ऐसा करनेसे उस व्यक्तिका 
करे। यधा-'ऐँ है प्रेतपद्यासनाय जय: । ३ ऐ हीं | उच्चाटन हो जाता है॥ १३-१४॥ 

हस; त्रिपुरा प्रेतपदयासनसमास्थितावै नमः 'जचालामालिनी-मनत्र 

इस मन्रसेपरेतपद्यासनपर विराजमान तिपुराधैरवीकी | ३» नमो भगवति ज्वालायालिनि पृश्वणणपरिकृते 
पूजा' करे। उनका ध्यान इस प्रकार है पुव | स्वाहा।' इस न्क जप करते हुए द्मे जानेवाले 
बायें हाथमे अभय एवं पुस्तक (विद्या) धारण | पुरुषको प्रत्यक्ष विजय प्राप्त होती है॥ १५-१६॥ 


(एदल के काम पटलते कहा गण है के जन खूर कसे आठ दलो परम को मरार मजे अफे 
पके राती है। रा मार: का हसा धक: समका । आटेको बौजके पे गे आदिमे लकर 
मूका पूजा करी चये और हरय आशो आहि बके कू हकर का पूजन होना चाहिये।' यहाँ हस्व और द 
आर पारिभाषिक लिये गये हं इनका परिचय देते हुए रटने का» ति"क “पा्धदेश' नायक रीका लिखा है कि ' अड श. 
त्‌ ए ओ अदे आठ अध हस्व'के नामो उके लाये जले हैं और आ ई क च त दे औ आ. '-चे आठ अधा दौरष-स्वाके 
जे । नके प्रोवास प्रकार दिये गवे ह~ आ डा नब: । अ अधिक पैरवाद जय: । हे गम, । 
सका नम: । कं कौमा् न; । चण्ड काच तय । ह गय: ।  ोधपरणच न । यूं यारा १०, स उतरा 
गः ऐन कपलिपराय जय: । औ मा ननः । ओं भौषचचैरवाब यम, । अः भाः । अं साका 
न: ।' इस प्रकार सके अ स्थित मूका दिनकरे पूरन करन चाहि 

२. रियत के २५ वें र निरेके पूजकका क्रम कंका सवा हैन और प्राणायाम करके पीठा 
करे। अन बताते हुए रमसे आधाराकि आटिकौ आ्चकके पक्ष हदयकमलके पू की इच्छ, डान, क्रिया, कामिनी, 
कामदापिनी, रति, रत्रा अ काको पूजन के तथा मध्य भागे मनौन्पनीका। उसके ऊपर “पं दै अपर परापरावै सी 
दिव्य नमः। इक न करके मकर दिम ऋषिक! मुखे पक्कि छक, दये तपु 
ताका, ग्म याभय बौजका, चोमे तच शक्तिका कथा रे कायराज कौलकका न्यास बरे । कषा वातपवबीज (हसे 
मः) -का ने चरण, कामबीज (ह सकल रौँ नन. )-का इर किर ठका सीय बौज (हसः) -का मिस हटयपर्दना 
खास करे । इसो तरह आधीजका दाहिने हे, यौजका चेहा तथा दृक बौजका हाचो न्यास करे। इसी क्रमले 
लक, मूलाधार और हदये उ तीनों जोओंका न र चाहिये। का, आयें कान और चिबुके थी उछ तनो बोजोका 
हमर: न्यस को । फिर आगे जतावे जनेकाले ीन-जन अङो क्रमशः रा न्स करे। यह शोन्या है। वथा-दा्यौ 
फल, ब गाल और मख। द ने, बले और सासिका। रल च, के कंधा और पेट। दादी कोहनी, चयी कोहन और 
चि दायाँ घुटना, टना और लिङ्ग । दायाँ बर, बा दैर र गुन धाग। दा र, बलँ प और हटय। दाय सतन, णँ 

और कष्ठ। 

३. मलन बजा है। सपार नकः । इस कूल सी नस: । ह: कर ३ 


औमन् 

“ॐ शं हीं दली बरियै नमः'॥ १७॥ 

चतुर्दल कमलमें उत्तरादि दलके क्रमसे क्रमशः 
सृणी, सूर्या, आदित्या और प्रभावती-इन चार 
अरीदेवियॉंका उक्त मन्त्रसे पूजन करके मन्त्र 
जपनेसे श्रीकी प्राप्त होत है। ये सभी देवयो 
सुवर्णगिरिके समान परम सुन्दर कान्तिवाली 
ह॥१८॥ 


“ॐ हँ गौ नमः।' 

-इस मन्तरद्वारा जप, होम, ध्यान तथा पूजन 
किया जाय तो यह साधकको सब कुछ प्रदान 
करनेवाला है। गौरीदेवीकी अङ्गकान्ति अरुणाभ 
गौर है। उनके चार भुजाएँ हैं। वे दाहिने दो 
हाथॉमें पाश तथा वरदमुद्रा धारण करती हैं और 
ायें दो हाथोमें अङ्कुश एवं अभय। शुद्ध चितसे 
गौरीदेवीकी प्रार्थना (आराधना) करनेवाला बुद्धिमान्‌ 
पुरुष सौ वर्षोंतक जीवित रहता है तथा उसे चोर 
आदिका भय नहीं प्राप्त होता है । यद्धस्यलमें इस 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलको पी लेनेसे आपने ऊपर 
क्रोधसे भरा हुआ पुरुष भी प्रस हो जाता है। 
इस मन्त्रसे अञ्जन और तिलक लगानेपर वशीकरण 
सिद्ध होता है तथा जिह्वाप्रपर इसके लेखसे 
(अधवा जपसे भी) कवित्व-शक्ति प्रस्फुटित 
होती है। इसके जपसे स्त्री-पुरुषके जोड़े वशमें 
हो जाते हैं। इसके जपसे सूक्ष्म योनियोंके भी 
दर्शन होते हैं। स्पर्श करनेमात्रसे मनुष्य वशमें हो 
जाता है। इस मन्त्रदवारा तिलकी आहुति देनेपर 
सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस मन्त्रसे सात बार 
अभिमन्त्रित करके अनका भोजन करनेवाले 
पुरुषके पास सदा श्री(धन-सम्पत्ति) बनी रहती 


है। इसके आदिमें लक्ष्मी-बीज (औं) और 
वैष्णब-बीज (कलां) जोड़ दिया जाय तो यह 
“अर्धनारीक्षर-मनत्र' हो जाता है। अनङ्गरूपा, 
'मदनातुरा, पवनवेगा, भुवनपाला, स्वसिद्धिदा, 
अनङ्गमदना और अनङ्गमेखला-ये शक्तियाँ हैं। 
इनके नाममन्त्रोके जपसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती 
है। कमलके दलोमें हों, स्वर, कादि व्यञ्जन 
लिखकर बौचमे अभीष्ट स्त्रीका नाम लिखे। 
चट्कोण-चक्र या कलमे भी लिख सकते हैं। 
लिखकर उसके उद्देश्यसे जप करनेपर 'वशीकरण' 
होता है॥ १९-२६॥ 
'नित्यविलन्ता-मन्त्र 

“ॐ हीं ऐ तित्यविलन्ते मदगे स्वाहा |" 

(किसी-किसीने इस मन्त्रको पञ्चदशाक्षर भी 
जाना है। उस दशाम 'स्वाहा' से पहले 'ऐँ हीं" 
जोड़ा जाता है।] यह छः अङ्गोवाला मूलमन्त्र है 
(जोन बीज और तीन पद मिलाकर छः अङ्ग 
होते हैं)। लाल रंगके त्रिकोण-चक्रमे अष्टदल 
कमलका चिन्तन करके उसमें 'द्राविणी' आदिका 
पूजन करे। पूर्वादि दिशाओंमें 'द्राविणी' आदि 
चार शक्तियों तथा ईशानादि कोणोमें 'अपरा' 
आदि चार शक्तियोंका चिन्तन-पूजन करना चाहिये। 
उनके क्रमानुसार नाम यों जानने चाहिये- 
ड्राविणी, वामा, ज्येष्ठा, आहादकारिणी, अपर, 
भिणी, रौद्री तथा गुणशक्ति। देवीका ध्यान इस 
प्रकार करे--'वे रक्तवर्णा हैं और उसी रंगके 
वस्त्राभूवण धारण करती हैं। उनके दो हाथों 
पाश और अङ्कुश है, दो हाथोंमें कपाल तथा 
कल्पवृक्ष हैं तथा दो हाथोंसे उन्होंने वीणा ले 
सखी है।' तिल्य, अभया, मङ्गला, नववीरा, 
सुमङ्गला, दुर्भगा और मनोन्मनी तथा द्रावा-इन 


पुन उपय ञी छ तिने आ आदेळ जठ लल है; पलु अन क्रो 'छ' को जगह हे 
(ल है। उद्धासथलम वां कहा गया है, जो 'हे' का ही वाचक है और अवे अयू (स्वाह)“का ह उल्लेख है; अतः वही. 


कुप लिया गया है। 


9 अस्निपुसण 


आठ देवियोंका पूर्वादि दिशाके कमल-दलोंमे 
पूजन करे। [' शविद्यार्णतत्त' में ये नाम इस 
प्रकार मिलते हैं--नित्या, सुभद्रा, समङ्गला, 
चनचारिणो, सुभगा, दुर्भगा, मनोन्मनी तथा 
रूपिणी।] इनके बाहाभागमे पाँच दलोंमें 
कामदेवोका पूजन होता है। 'ॐ हाँ अनङ्गाय 
जमः। ॐ हीं स्मराय नमः। ॐ हीं मन्मथाय 
जमः। ॐ हाँ माराय नमः। ॐ हाँ कामाय 
जमः।' ये ही पाँच काम हैं। कामदेवे हाथमे 
पाश, अङ्कुश, धनुष और बाणका चिन्तन करे। 
इनके भी बाह्मभागमें दस दलॉमें क्रमशः रति- 
रति, प्रीति-विप्रीति, मति-दुरात, धृति-विधृति, 
तुष्टि-वितुष्टि--इन पाँच कामवल्लभाओंका पूजन 
करे॥ २७--३३॥ 

इल प्रकार आदि आरे महातुराणरने 


लीत सी तेरहयाँ अध्याय पूरा 


“ॐ छं (ऐं) तित्यविलन्ने मदद्ववे ओ 
ओं (स्वाहा) अआइई उऊ ऋऋ लृ लू 
एऐओआऔअंअःकखगघङचछज 
झञअटठडढणतथदधनपफबभ 
मयरलवशषस ह क्षः ॐ छं (ऐं) 
'निल्यक्लिन्ने मद स्वाहा ।' यह 'नित्यविलन्ता- 
विघा' है॥ ३४॥ 
सिंहासनपर आधारशक्ति तथा पदका पूजन 
करके उसके दलॉमें हृदय आदि अङ्गी स्थापना 
एवं पूजन करके अनन्तर मध्यकर्णिकामें देवौकी 
पूजा करनी चाहिये॥३५॥ 
गौरीमनत्र (२) 
“ॐ हँ गौरि रुद्रदयिते योगेश्वरि हूं द्‌ 
स्वाहा'॥ ३६॥ 
“जा अकारके मनका वर्णन” नामक 
सह ३६३० 


तीन सौ चौदह अध्याय 
त्वरिताके पूजन तथा प्रयोगका विज्ञान 


निग्रह 

अग्निदेव कहते हैं- मुने! ' ॐ हीं ढं खे च 
चछ क्ष सी हं कहँ फद्‌ त्वरितायै नम: । इस 
म्स न्यासपूर्वक त्वरितादेवीकी पूजा करे। 
उनके द्विभुज या अष्टभुज रूपका ध्यान करे। 
आधारशक्ति तथा अष्टदल कमलका पूजन करे। 
सिंहासन और उसके ऊपर विराजित त्वरितादेवीकी 
तथा उनके चारों ओर हदयादि अङ्गको पूजा 
करे*। प्वादि दिशाओंमें हृदयादि अङ्गोकी पूजा 


करके मण्डले प्रणता तथा गायत्रौकों पुजा करे। 
(देवीके अग्रभागके केसरसे लेकर प्रदक्षिणक्रमसे 
छः केसरोमें छः अङ्गका पूजन करके अवशिष्ट 
दोमें प्रणीता तथा गायत्रीका पूजन करना चाहिये।) 
इसके याद आठ दलॉमें हंकार, खेचरी, चण्डा, 
छेदिनी, क्षेपिणी, स्त्री, हुंकारी तथा क्षेमंकरीकी 
पूना करे। फिर मध्यभागमे देवीके सामने फट्कारीकी 
अर्चना करे। देवीके सम्पुखवर्ती द्वारके दक्षिण 
तथा वामपा जया एवं विजयाकी पूजा करके 


तथा प्रलयाय आ मनदार चियामा उ उ राउर होलि नमे 
द होते हैं। अप्रिपुतणकी आजकसकी छच रिं नाछा शुद्ध कप नह रह गया है, अत: तनस मिलाकर हो शुद्ध कूपया 
हाँ ग्रहण किया गया ै। यसको विधि पहले बला चुके हैं, अट: कहाँ संकेत किला गया है। तो देबके डिप, भुन तथा 

कूप भी चित हुए हैं यहाँ मूले द्विज तथा पुज रूपको ओर संकेत है। अधारि आदिका पूजन भी पूर्ववत्‌ 
सपा चाहिये। सिंहासमका सतत इस प्रकार है ~ ह बे नुर मुर थि जुल गुल गर्म गर्ज हँ हु काँ पञचानताय नमः ।' एक-एक 
अक्षरका उद्धार करके यह एयक निश्चित हुआ है, आठ इसको सु खालकर अके विकृत पाठको भी श किया जा सकता है। 
अहा कही हुई अधिकांश बाते पिछले लोग खै वर्षे अध्याय आयौ हँ" 


«अध्याय ३१४० 


द्राग्रभागमें 'किंकराय रक्ष रक्ष त्वरितया स्वरो 
भव हुँ फद्‌ किंकराय नमः ।' इस मन्त्रसे किंकरका 
पूजन करना चाहिये॥ १--४॥ 

त्वरता-मन्रसे तिलॉद्रास होम कलसे 
सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति होती है। 
जामोच्चारणपूर्वक देवीके आभूषणस्वरूप आठ 
जागॉंकी पूजा करनी चाहिये। यथा-अनन्ताय 
जम स्वाहा । कुलिकाय नमः स्वथा | वासुकिराजाय 
स्वाहा। शङ्कपालाय बौषट्‌। तक्षकाय वषट्‌। 
महापद्याय नमः। ककॉटनागाय स्वाहा। प्याय 
जमः फद्‌॥ ५-६६ ॥ 


दस खड़ी रेखाएँ खाँचकर उनपर दस पड़ी 
खाएँ खींचे तो इक्यासी पद (कोष) बन जाते 
हैं। इन पदाद्ारा'निग्रहचक्र' का निर्माण करे। 
यह चक्र वस्त्रप, वेदीपर, वृक्षे तनेपर, 
शिलापटूपर तथा यष्टिकाओपर भी लिखा जा 
सकता है। इसके मध्यवर्ती कोठे साध्य (शत्रु 


a७ 


आदि)-का नाम लिखे। (उस नामको दो "र" 
कोजोडरार आवेष्टित कर दे। अर्थात्‌ दो 'र' 
'बोजोके बीचमें “साध्य-नाम' लिखना चाहिये।) 
उसके पार्धभागको पूर्वादि दिशाओंकी चार 
पट्टिकाओमें * भूं अक चार बीजॉको 


'लिखे। फिर ईशान आदि कोणोंमें भीतरकी ओर 
"कालरात्रि-मन्तर' (काली-आतुष्ठभ सर्वतोभद्) 
'लिखे तथा याहरकी ओर 'यमराज-मन्त्र' (यम- 
आनुहुभ)-का उल्लेख करे। (यदि साध्य-व्यक्ति 
पुरुष है, तब तो यही क्रम ठीक है। यदि वह 
स्त्री हो तो उसपर निग्रहे लिये भीतरकी ओर 
“यम-आनुहुभ' मन्त्र लिखा जाय और बाहरकी 
और 'काली-आनुहुभ' मन्त्रका उल्लेख किया 
जाय-यह श्रीविद्या्णकत्त्र' में विशेष बात 
कहौ गयी है) ॥७-९॥ 
'काली-आनुहुभ मन्त्र 

का ली मा रर मा ली का लौनमोक्क्षोणली । 
'मामोदेततदेमोमा रक्षतत्वत्वतक्षर ॥ १०॥ 


एजद क म हन नको कहे स नकन क ह सत क ठ पक कन्म म कले ह, 
त-न किय (करणनी)-कौ आवासका पूर्ण कले तू दों हे पुर बहर शोध यको हं इना ध्यान इ 
प्रकार काला चाहिये-' भकत और कुलिक न -कत है। ए वर्ष अहे समान वी है मसरा सहस-सहस फो 
समसत है वुकि और सल बिष है एकी अहक सीली है दो सात सात स फ भरण करो हँ। तक और महाप 
वैसव-खा है। इनका र कला है। इन दो सँच-ँव सौ फान थशण कन से हुँ । पद तथा करकाँटङ शू -क है इनकी अङ्कानि घ 
हैत बै तन-तत सी फण धारण कटे है। कके नहस बावु और सीने हाथनें अधयपु शोधा पाती है।" 


= अच्निपुराण* 


यम-आनुष्ठभ-मख 
_यमावाटटवामाय _माटमोटटमोटमा। 
_वामोभूरिरिभूमोवा डटरीत्वत्वरीटट ॥ ११॥ 

'यम-मन्त्रके बाह्मभागमें चारों ओर 'रं” लिखे, 
फिर 'रं' के नीचे 'यं' लिखे। इससे 'मारणात्मक 
निग्रहयन्तर' सम्पादित होता है। नीमकी गोद, 
मज्जा, रक्त तथा विषसे' मिश्रित स्याहीमें थोड़ा 
'चिताका कोयला कूट-पीसकर मिला दे और उसे 
पिज्नलवर्णकी दावातमें रखे। फिर कौएके पंखकी 
कलमसे उक्त 'निग्रह-यनत्र'को लिखकर उसे 
'शमशानभूमिमे या चौराहेपर किसी गेम नौचेकी 
ओर गाढ दे, अथवा बाँबीकी मिट्टीमें उसे डाल 
दे, अथवा बहेडेके वृक्षकी डालीके नीचे भूमिमें 
गाढ़ दे। ऐसा केसे सभी शत्रुओका नाश हो 
जाता है॥ १२-१४॥ 


अनुग्रह-चक्र 

'शुक्लपक्षमें भोजपत्रपर, भूमिपर तथा दीवारपर 
लाक्षाके सासे, कुड्कुमसे अथवा खड़िया मिट्टौके 
चन्दनसे “अनुग्रह-चक्र'' लिखे (यह ' अनुप्रह- 
चक्र' पू्वो्त निग्रह-चक्रकी भौति इक्यासी पदका 
होना चाहिये।) मध्यको साध्य व्यक्तिका नाम 
'लिखे। उस नामको 'ठँ ठँ' के मध्यमे रखे। 
प्वादि बीधीमें 'जूं सः वषद्‌' का उल्लेख करे। 
ईशान आदि कोणसे आरम्भ करके वीथीको 
छोड़ते हुए अग्रिकोणपर्यन्त लक्ष्मीका आनुहुभ- 


मन्त्र (जो सर्वतोभद्रबन्धमें निबद्ध है) लिखे। यह 
'ङपरकी चार पड्कियो पूरा हो जायगा। तत्पश्चात्‌ 
जौचेकी चार पङ्कोमें सबसे नीचेकेनै्त्यकोणस्थ 
'कोष्ठसे आरम्भ करके दाहिनेसे बे पार्थकी ओर 
लिखे। निचली पड़िके बाद ऊपरी पकम भी 
बादेंसे दाहिने लिखे। इस तरह चार पह्लियोमें 
वही “लक्ष्मी-मत्तर' पूरा लिख दे। वह मन्त्र इस 
प्रकार है 

"सामायायामासा श्री, सानो या 
जे हे या नो सा। मा या ली ला ला ली या मा, 
या जे ला ली ली ला जे या॥' 

चक्रके बहिर्भागमें चारों ओर त्वरिता-मन्त्र 
लिखे। प्रत्येक दिशामें एक बार, इस प्रकार चार 
बार वह मन्त्र लिखा जायगा। फिर उस चौकोर 
चक्रको इस प्रकार गोल रेखासे घेर दे, जिससे 
बह कलशके भीतर हो जाय। उक्त कलशके नीचे 
एक कमल बनाकर उसीपर उस कमलको 
स्थापित किया हुआ दिखाये। (ऊपरकी ओर 
'कलशके मुखकी-सी आकृति बना दे। दो वृत्ताकार 
रखाओसे कलशकी आकृति स्पष्ट करनी चाहिये। 
कलशके मुखपर दो आडी रेखाएँ खींचकर उन 
रेखाओके बीचमें 'नववव'-इस प्रकारकी माला- 
सी बनाकर उस मालासे घटको परिपूरित दिखाये। 
इस प्रकार इस चक्रका मनोरथपूर्तिके लिये तन्त्र- 
शास्त्रोक्त रीतिसे प्रयोग करे।) ॥ १५--१८॥ 


हू, सोका जल गहन (परी किल), क, लका कोरला ओर शमर गर - ए मु जे 


साही है, उसे'विष' कहा गय है। 


अर्थात्‌ 'रोली अथशा लाका (महाव)-के रसे खनके प दा कत यसर सोगेकी हौ लेखनीसे इस अतुप्ह-कनतरको लिखे। 
(लिखकर इसकी पूजा करक तपने जस इसे सिद्ध कर ले। सपिड- सन्को जहाँ रखा जायगा, ब अपन विलोला 


क्का वास होगा। वहाँको समस्त र लौरोण होको। हाथी, घोडे क अन्ध हूर आल सुखी हो भूत, तथा पिशाच 
_आदिकी बाधा प्राण होगेपर इस सको थारण कस्छ चाहिदे। सा रह, यशीकरककी कि हा समू सम्पदाओकी रसिके 
हि भी इस यको धारण करना आवश्यक है” 


'कमलपर स्थापित पद्यचक्र लिखकर उसे 
धारण किया जाय तो वह मृत्युको जीतनेवाला 
तथा स्वर्णको प्राणि करनेवाला है । वह शान्तिके 
साधनोंमें भी परम जञातिर है। सौभाग्य आदि 
देनेवाला है"॥ १९॥ 

बारह खड़ी रेखाओपर बारू पड़ी रेखाएँ 
खींचकर बराबर बाबर एक सौ इब्कीस कोड 
बनावे। उसके मध्यकोड़में साध्यका नाप लिखे। 
फिर ईशानकोणवाले कोहसे आरम्भ करके 
अदक्षिणक्रमसे बारह बार त्वरिता-विदयाके अक्षर 
लिखे। मायाबीज (ह) को छोड़कर ही मन 
लिखना चाहिये। रेखाओकि अग्रभागोपर बारंबार 
त्रिशूल अङ्कित करे। इस यन्त्रको जषद्वारा सिद्ध 
कर ले'। मध्यको साध्य-नामके पहले 'ॐ' 
तथा अनमं 'हूं फद्‌' जोड़ दे। त्यरिता-विद्याके 
'वर्णोको क्रमसे ही लिखना चाहिये। अन्तमें 
जौचेकी ओर 'खषद्‌' जोड़ देना चाहिये। यह 
“परतयङ्र-विष्या कहलाती है, जो सम्पूर्ण मनोरध 
एवं प्रयोजनको सिद्ध केवाली है॥२०-२१॥ 

इवयासी कोहवाले चक्रमें आदिसे ही वर्णक्रमके 
अनुसार सम्पूर्ण चक्रॉमें त्वरिता-विद्याके अक्षर 

इस प्रकार आदि आग्रेय महापुरणमें “ 


३१५ 


लिखे। छः बार मन्त्र लिखनेके बाद अन्तके शेष 
कोहोँमें साध्यका नाम तथा उसके अन्तमें 'वषट्‌' 
'लिखे। यह दूसरी 'प्रत्यङ्गरा-विद्या' है, जो 
समस्त कार्य आदिकी सिद्धि करनेवाली है। चौंसठ 
कोहवाले चक्रॉमें भी 'निग्रह-चक्र' और ' अनुग्रह- 
चक्र' लिखे। वह 'अमृती-विद्या' है। उसके 
मध्यकोष्ठमें 'क्री सा हूं” और साध्य-नाम लिखे। 
(पाठानरके अनुसार उस चक्रके मध्यभागमें साध्यका 
जाम तथा नामके उभय पार्में 'हाँ' लिखे।) 
उसके बाह्ाभागमें द्वादशदल कमल बनाकर उसके 
दलो त्वरिता-विद्याको विलोमक्रमसे लिखे। अर्थात्‌ 
पहले "फट्‌" लिखे, फिर पूर्व-पूर्वक अक्षर। फिर 
उसे हॉकारयुक्त तीन वृत्ताकार पड्लियोंसे वेष्टित 
क कुम्भाकार नरे भीतर लिखित इस विद्याको 
धारण किया जाय तो यह समस्त शत्रुऑका नाश 
करनेवाले और सब कुछ देनैवाली होती है। 
यदि रोगीद कानमें इसका जप किया जाय तो 
सर्पादि विष ती शान्त हो जाते हैं। यदि इसके 
अकषरसे अङ्कित (अथवा इस यन्त्रसे अङ्कित) 
डंडोँद्वारा इसके शरीर ठोका जाय तो उससे भी 
विषका शमन हो जाते है॥ २२-२५॥ 


'त्वरिता- मन्‍कके रोगका वर्णन नायक 


वान सौ चाँदहवाँ अध्याय पूरा हआ ३१४० 
Pa 


तीन सौ पंदरहवाँ अध्याय 


स्तम्भन आदिके 

अग्निदेव कहते हैं--मुने! अब मैं स्तम्भन, 
मोहन, वशीकरण, विद्वेषण तथा उच्चाटनके प्रयोग 
बताता हूँ। विषव्याधि, आरोग्य, मारण तथा 
उसके शमनके प्रयोग भी बता रहा हुँ। भोजपत्रपर 


मन्त्रांका कथन 

ताड्की कलमसे “कूर्मचक्र' लिखे। वह ७. 
अङ्गुलके मापका होना चाहिये। तदनन्तर दविज 
उसके मुख तथा चारों पैरोमे मनत्रका न्यास करे। 
चारं चरमे “क्री” तथा मुखमें 'हीं' लिखे। 


(३. इस को लि लिन. उस भे इस र से गयो है... व दलाला पद बनकर उसकी कालिका माया-यौजके 
उद साध्य-ताप लिखकर उसके दलो मुल सवरि 


कदि दस बलो लिखे। माया-बीजके अक्षर छोड़ दे। उस 


इ 


+ अशिपुा» 


गर्भस्थानमे त्वस्ता-विद्याका उल्लेख करके पृष्ठभागमें 
साध्य-नाम लिखे। फिर मालामन्त्रोसे वेष्टित 
करके उस यन्त्रको इंटके ऊपर स्थापित करे। 
तत्पश्चात्‌ उसे ढककर कूर्मपीठगत “करालमतत्र' से 
अभिमन्त्रित करे। महाकूर्मका पूजन करके 
चरणोदकको शुके उद्देश्सस फेंके तथा शुका 
स्मरण करके उसे सात बार आयें पैससे तादित 
करे। इससे मुखभागसे शका स्तम्भन होता 
हे॥१-५३॥ 

भररवकी मूर्ति लिखकर उसके चारों ओर 
निम्माङ्कित मालामन्त्र लिखे- 

“3 शह्ुमुखस्तम्भनी कामरूपा आलीढकरी। 
ही फे फेत्कारिणी मम शणं देवदता मुर्ख 
स्तम्भय स्तम्भय मम सर्वीद्षणा मुखस 
कुरु कुरु कुरु ॐ» हूं फे फेत्कारिणि स्शहा।' 

इसके बाद 'फट्‌' और हेतु (प्रयोगका 
उद्देश्य) लिखकर उक्त मन्त्रका जप लरते हुए उस 
महाबलौ भैरवके वाम हाथमे “ना' (पर्वत या 
वृक्ष) और दाहिने हाथमें “शुरू” लिखे। तदनन्तर 
'अघोरमनत्र' लिखे। इससे नह संग्राममें रालुओंको 
स्तम्भित कर देता है॥९-९॥ 

“ॐ नमो भगवत भगमालिनि विस्फुर विस्फुर, 
सपद पद, निते व हव हुँ सः काके 
स्वाहा।' 

--झरमन्त्रका जप कस्ते हुए रोचना आदिसे 
तिलक करलेपर मनुष्य सारे जगत्को मोहित कर 
स्त है॥ १०-११॥ 

“ॐ फे हुँ फट्‌ फेत्कारिणि ह यल ज्वल, 
लोक्यं मोहय मोहय, गुहाकालिके स्वाहा।' 

-इससे तिलक करके मनुष्य राजा आदिको 
भी दशमं कर लेता है॥१२१॥ 


जहाँ गधा बैठा हो उस स्थानको धूल, शवके 
ऊपर चढ़ा हुआ फूल तथा स्त्रीके रजमें संलग्न 
वस्त्रका टुकड़ा लेकर रें शको शव्या आदिपर 
फेंक दे। इससे उसके स्वजनोंमें विद्वेष उत्पन्न हो 
जाता है। गायका खुर और शृङ्ग, घोड़ेको टापका 
कटा हुआ टुकड़ा तथा साँपका सिर-इन सबको 
कूटकर एकमे मिला दे और ्वेषपात्रके घरोंपर 
फेंक दे। इससे शत्रुवर्गका उच्चाटन होता है। 
कनेरठौ पीली शिफा (मूल या जड़) मारणके 
प्रेमे संसिद्ध (सफल) है। साँप और छङूँदरका 
उक तथा कनेरका बौज भी मारणरूप प्रयोजनका 
साधक है। मरे हुए गिरगिट, भ्रमर, केकड़ा और 
बिच्छूका चूरन बनाकर तेलमें डाल दे। उस 
तेलको अपने शरीरमें लगानेवाला मनुष्य कोढ़ी 
हो जायगा ॥ १३-१६॥ 

“ॐ नवग्रहाय सर्वशत्रुत्‌ मम साधय साधय, 
मरय मारय आं सों म॑ बुं गुं शुं श॑ राँ कें ॐ 
स्वाहा।' इस मन्त्रको भोजपत्र या नवग्रह-प्रतिमापर 
लिखकर आक (मदार)-के सौ फूलॉसे पूजा 
करके शहु-मारणके उददेश्यसे उस यन्त्र या प्रतिमाको 
उमशानभूपिपेँ गाड दे। इससे समस्त ग्रह साधकके 
शुको मार डालते हैं॥ १७-१८॥ 

“ॐ कुञ्जरी ब्रह्मणी, ॐ मञ्जरी महेश्वरी, 
ॐ वेताली कौमारी, ३» काली वैष्णवी, ॐ 
अघोरा वाराही, ॐ वेतालौन्दराणी, ॐ उर्वशी 
चामुण्डा, ३» वेताली चण्डिका, ॐ जयाली 
(यक्षिणी, नवमातरो हे मम शु गृहत गृह्त।' 

भोजपत्रपर इस मन्त्रको लिखे। “शत्रु” पदके 
स्थानमेँ शके नामका निर्देश करे। फिर श्मशान- 
भूमिमें उस यन्त्र पूजा करे तो शत्रुकी मृत्यु हो 


जाती है॥ १९॥ 


इस रकार आदि आशोक महापुटाणरमे “स्तम्भ आदिके सन्तका कथन" नामक 
जोत सा फंदहवाँ अध्याक पूरा डुआ# ३१५५ 
re 


«अध्याय ३१७० 
[बमम ररम 


६५९ 


तीन सौ सोलहवाँ अध्याय 
त्वरिता आदि विविध मन्त्र एवं कुड्जिका-विद्याका कथन 


अग्निदेव कहते हं--ुने! पहले 'हुँ' रखे, 
फिर 'खे च च्छे” ये तीन पद जोड़कर मन्त्रकी 
शोभा बढ्वे। ततष्‌ कषः स्वी हु क्षे' लिखकर 
अनते 'फद्‌' जोड दे। (कुल मिलाकर) 'हुं खे 
च च्छे क्षः स्त्री हु क्षे हों फट्‌।' यह दशाक्षरा 
त्वरिता-विद्या हुई। यह विद्या समस्त कार्योको 
सिद्ध करनेवाली तथा विष, सपाँदिका मर्दन 
करनेवाली है। 'खे च च्छे '-- यह ज्यक्षर-विद्या 
काल (अथवा काले साँप)-के डँसे हुएको भी 
जीवन देनेवाली है ॥ १-२॥ 

“ॐ हूं खे क्षः'--इस चतुरक्षरी विद्याका 
प्रयोग विष एवं सर्पदंशकी पीडाको नष्ट करनेवाला 
हहै। (पाठान्तर ' विषशत्रुप्रमर्दनः' के अनुसार 
उक्त विद्याका प्रयोग विष एवं शत्नुकी बाधाको 
दूर करनेवाला है ।) 'स्त्रों हूं फट्‌'--इस्र विद्याका 
प्रयोग पाप तथा रोग आदिपर विजय दिलाता है। 

इस प्रकार आदि आहेय महापुराण रिता आदि 


"खे च'--.इस दक्ष मन्त्रका प्रयोग शत्रु एवं 
दुष्ट आदिको बाधाको दूर करता है। “हू स्त्री 
3»'--इस मन्त्रका प्रयोग स्त्री आदिको वशमें 
करनेवाला है। “खे स्तरों खे'-इस मन्त्रका 
योग कालसर्प डँसे गये मनुष्यके जीवनकी 
रक्षा करता है तथा रालुओपर विजय दिलाता है। 
“कषः सजी क्ष:'-- इसका प्रयोग वशीकरण तथा 
विजयका साधक है॥३-५॥ 
कुब्जिका-विद्या 

“ह हो औं हसखफरे हसौ: ॐ नमो भगवति 
हसछफ्रें कुष्जिके हसू हर अघोरे घोरे अघोरमुखि 
छा छौँ किणि किणि विच्ये हसौ: हसखकरें श्री 
है यह श्रीमती कुब्जिकाविद्या सब कायाँको 
सिद्ध करनेवाली मानी गयी है॥६॥ 

अब उन मन्तरोंका वर्णन किया जायगा, जिनका 
उपदेश भगवान्‌ शंकरने स्कन्दको दिया था॥७॥ 
जामा सन्कोका तथा कुष्जिका-विद्याका कर्णा' नामक 


जीन खौ सोलहकाँ अध्याय पूरा हुआ# ३१६० 


तीन सौ सत्रहवाँ अध्याय 


भगवान्‌ शिव कहते हँ-- स्कन्द! सकल, 
निष्कल, शून्य, कलाढय, समलंकृत, क्षपण, 
अन्तःस्थ, कण्ठोष्ठ तथा आठवाँ शिव-“ये 


सकलादि मजरोंके उद्धारका क्रम 


प्रासादपरासंज्ञक' मन्त्रके आठ स्वरूप माने गये 


, | हैं। (“कलाक्य' सकलके और 'शूत्य' निष्कलके 


अन्तर्गत है |) यह शब्दमय मतर साक्षात्‌ सदाशिवरूप 


का न ससम बिन के 


उर 2. क ज कुड नत ह, अ धमक (अह 


स-न इसका श पाठ भिलता है, ही यहाँ रा गए है। वह इसका विनियोण-वाकय यो दिया गया अस्य औकुब्धिकाससा्य 


सह षि छ: कुनमा देव ही: क्न हसे रि हस्‌ कील, 


'ूनावाले अहु इस 


पे 
का पाठ यो है हाँ औँ सौ धगवति आके कषस सै स्फम्‌ ऊ ड रन नयो घोरमुखिच्छ छौ किणि किणि बू 
सल हम ऐं।' यही मन बहुल फळे साथ चमके सरणे भ है। दों जगहका पाठ अशुद्ध ै। पिछले १४३ 


३४ अध्या भी कुब्निकाका रङग है। 


२२, 'औकिफार्यत-तत मं "पराहपत-संतक" मनका उड परा होला है। उसके अनुसार इसका स्वरूप है हसी यही यदि 
दहो जाय, अप्‌ “सहँ" के रूपे लिखा जाय हो "पछ" परासाद- घन कहलाता है। केकल “ही” हो अर्थात्‌ सकारे संक न हो सो 


जड शुद्ध 'परासाद-मनत है। 


० अल्तियुराण० 


TT I सफर ४ 


है। इसके जपसे सम्पूर्ण सिद्धियोंकी प्राप्ति होती 
है॥१-२॥ 

अमृत, अंशुमान्‌, इन्द्र, ईश्वर, उग्र, ऊहक्‌, 
एकपाद, ऐल, ओज, औषध, अंशुमान्‌ और 
बशी-ये क्रमशः अकार आदि बारह स्वरोके 
वाचक हैं (पथा-अ आइईउऊएऐ ओ 


औ अं अः) । तथा आगे जो शब्द दिये जा रहे | 'ईशान' 


है, ये ककार आदि अक्षरोके सूचक हैं। कामदेव, 
शिखण्डी, गणेश, काल, शंकर, एकनेत्र, हिने्र, 
त्रिशिख, दौर्धबाह, एकपाद, अर्थचन्द्र, वलय, 
चोगिनीप्रिय, शकती, महाग्रन्थि, तर्पक, स्थाणु, 
दनुर, निषीश, नन्दि, द, शाकिनीभ्रिय, मुखिम्ब, 
भीषण, कृतान्त (यम), प्राण, तेजस्वी, शक्र, 
उदधि, कण्ठ, सिंह, शशाङ्क, विश्वरूप तथा 
नारसिंह (क्ष) । विश्वरूप अर्थात्‌ हकारको बारह 
मात्राओँसे युक्त करके लिखे। (इस प्रकार ये 
'आरह बीज होते हैं, जो अङ्गन्यास एवं करन्यासके 
उपयोगमें आते हैं।)॥३-८॥ 

विश्वरूप (ह)-को अंशुमान्‌ ( अनुस्वार) तथा 
ओज (ओकार)-से युक्त करके रखा जाय; उसमें 
शशिबीज (स)-का योग न किया जाय तो 
'हों'-यह प्रथम बीज उद्धृत होता है, जो 
'ईंशान'से सम्बद्ध है। उपर्युक्त बारह बीजॉमें पाँच 
हस्वयुक्त बौज माने जाते हैं और छः दौर्घ- 
'बीज। पहली और ग्यारहवां माज़ामें एक ही “हं' 
बीज बनता है। “है हिं हुँ हें हों'-ये पाँच 
हस्वयुक्त बौज हैं तथा शेष दीर्घयुक। हस्व 
बीजॉमें विलोम-गणनासे (हों) प्रथम है। शेष 
क्रमशः तृतीय, पक्षम, सप्तम और नवम कहे गये 
हैं। द्वितीय आदि दीर्घ हैं। तृतीय बीज है-'हें'। 
यह तत्युरुष-सम्बन्धी बीज है, ऐसा जानो। 
पाँचवाँ बीज 'हुँ' है, जो दक्षिणदिशावर्ती मुख 
“अघोर'का बीज है। सातवाँ बीज है--'हिं'। इसे 
“वामदेवका बौज' जानना चाहिये। इसके बाद 


रस (अमृत) संज्ञक मात्रा (अकार)-से युक्त 
सानुस्वार हकार अर्थात्‌ हं" बीज है; वह उपर्युक्त 
गणनाक्रमसे नवाँ है और 'सद्योजात'से सम्बद्ध 
है। इस प्रकार उक्त पाँच बीजोंसे युक्त 'ईशान' 
आदि मुखोंको 'ब्रह्मपश्षक' कहा गया है। इनके 
आदियें “प्रणव' तथा अन्तमं 'नम:' जोड़ दे। 
।" आदि नामका चतुरथ्यन्त प्रयोग करे तो 
सभी उनके लिये पूजोपयुक्त मन्त्र हो जाते हैं। 
यथा ॐ हों ईशानाय नमः।' इत्यादि। इसी 
प्रकार ' ॐ हं सच्चोजाताय नम: ।' यह सच्योजात- 
देवताका मन्त्र है। द्वितीय, चतुर्थ आदि मात्राएँ 
दीर्घ हैं, अत: उनका हृदयादि अङ्गम न्यास 
किया जाता है। द्वितीय बौजको बोलकर हदय 
और अङ्ग-मनत (नमः ) बोलकर हदये न्यास 
करे। यथा--'हां हृदयाय नमः, हृि।' चतुर्थ बीज 
“शिरमन््र' है, जो हकारमे ईश्वर तथा अंशुमान्‌ 
(0) जोड्नेसे सम्पन्न होता है। यधा-' हीं शिरसे 
स्वाहा, शिरसि।' विश्वरूप (ह) मे ऊहक (ऊ) 
तथा अनुस्वार जोड्नेपर छठा बीज ' हँ बनता है। 
उसे 'शिखामन्र' जानना चाहिये। सथा- हँ 
शिखायै यथद्‌, शिखाया हुम्‌।' अर्थात्‌ कवचका 
मन्त्र आठवाँ बीज 'हँ' है। यथा--'हैं कवचाय 
हुम्‌- बाहुमूलयोः।' दसवां बीज ' हाँ! नेत्-मन्त्र 
कहा गया है। यथा-'हाँ नेत्रश्रयाय वौषद, 
जेत्रयोः।' अस्त्र-मन्त्र यशी (विसर्गयुकत) है। 
शिखिध्वज! इसे शिवसंज्ञक माना गया है। 
बथा-'हः अस्राय फट्‌।' (इससे चारों ओर 
तर्जनी और अङ्ुषटा ताली बजाये।) हदयादि 
अङ्गोंकी छः जातियाँ क्रमशः इस प्रकार हैं- 
मः, स्वाहा, वषद्‌, हुम्‌, वौषट्‌ तथा फट्‌। अब 
चै “प्रासाद-सन्त्र' बताता हूँ। “हीं हाँ हूँ'--ये 
प्रासादमन्त्रके तीन बीज हैं। इसे 'कुटिल' संज्ञा 
दी गयी है। इस प्रकार यह प्रासाद-मन्त्र समस्त 
कार्वोंको सिद्ध करनेवाला है। इदय-शिखा आदि 


५ अध्याय ३१७० 


६५३ 


मनम 


बीजोका पूरवोकत रीतिसे उद्धार करके फट्कारपर्वत्त 
सब अङ्गका न्यास करना चाहिये। अर्घचन्द्राकार 
आसन दे। ' भगवान्‌ पशुपति कामपूरक देवता हैं 
तथा सपॉसे विभूषित हैं।' इस प्रकार ध्यान करके 
महापाशुपतास्त्र मन्त्रका जप करे। यह समस्त 
शत्रुऑंका मर्दन कलेवाला है। यह “सकल 
(कलासहित) प्रासाद-मन्त्र'का वर्णन किया गया। 
अब 'निष्कल-मन्व' कहा जाता है॥९--१९॥ 

औषध (औ), विश्वरूप (ह), ग्यारहवां 
मान, सूर्यमण्डल (अनुस्वार) इने युक्त अर्घचन्द् 
(अनुनासिक) एवं नादसे युक्त जो 'ही' मन्त्र है। 
यह "निष्कल प्रासाद-मनत्र' है; इसे संज्ञाविहोन 
*कुटिल' भी कहते हैं। "निष्कल प्रासाद-मन्त्र' 
भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। सदाशिवस्वरूप 
"आरसाद-मनत्र' ईशानादि पाँच ब्रहमूर्तियोंसे युक्त 
होता है; अतः वह 'पञ्चाङ्ग' या 'साङ्ग' कहा 
गया है'। अंशुमान्‌ (अनुस्वार), विश्वरूप (ह) 
तथा अमृत (अ)-इन तौनोके योगसे व्यक्त 
हुआ "हं" बीज 'शुत्य' नामसे अभिहित होता है। 
(यह 'हिं हुँ हें हों '-- इन सबका उपलक्षण है।) 
ईशान आदि ब्रह्मात्पक अङगं (मुखों)-से रहित 
होनेपर ही उसकी शून्य संज्ञा होती है। ईशानादि 
मूर्तियाँ इन बीजोकि अमृततरु हैं। इनका पूजन 
समस्त विश्नोंका नाश कसलेवाला है॥ २०-२२॥ 

अंशुमान्‌ (अनुस्वार) युक्त विश्वरूप (ह) 
यदि ऊहक (ऊ)-के ऊपर अधिषित हो तो वह 
“ह! बीज 'कलाढय' कहा गया है। वह 'सकल'के 


हो अन्तर्गत है। सकलके ही पूजन और अङ्गन्यास 
आदि सदा होते हैं। (इसी तरह जो 'शून्य' कहा 
गया है, वह *निष्कल'के ही अन्तर्गत है।) 
नरसिंह यमराजके ऊपर बैठे हों, अर्थात्‌ क्षकार 
मकारके ऊपर चढ़ा हो, साथ ही तेजस्वी (र) 
तथा प्राण (य)-का भी योग हो, फिर ऊपर 
अंशुमान्‌ (अनुस्वार) हो तथा नीचे ऊहक (दीर्घ 
ऊकार) हो तो 'द्प्रयूं'-यह बीज उद्धृत होता 
है। इसकी “समलंकृत' संज्ञा है। यह ऊपर और 
जौचे भी माज़ासे अलंकृत होनेके कारण 'समलंकृत' 
'कहा गया है। यह भी 'प्रासादपर' नामक मन्त्रका 
एक भेद है। चन्दार्धाकार बिन्दु और नादसे युक्त 
ज्म एवं विष्णुके नामोंसे विभूषित क्रमशः उदधि 
(व) और नरसिंह (क्ष)-को बारह मात्राऑसे 
भेदित करे। ऐसा करनेपर पूर्ववत्‌ हस्वस्वरोँसे 
युक्त बीज ईशानादि ब्रहात्मक अङ्ग होंगे तथा 
टोर्षस्वरोसे युक्त बीजसहित मन्त्र हदयादि अङ्गे 
विन्यस्त किये जायेंगे'॥ २३-२५६ ॥ 

अब दस बौजरूप प्रणव बताये जाते हैं-- 
ओजको अनुस्वारसे युक्त करके ' ओम्‌' इस प्रथम 
वर्णका उद्धार करे। अंशुमान्‌ और अंशुका योग 
“आं यह नायकस्वरूप द्वितीय वर्ण है। अंशुमान्‌ 
और ईश्वर--'ई'--यह तृतीय वर्ण है, जो मुक्ति 
प्रदान करनेवाला है। अंशु (अनुस्वार)-से आक्रान्त 
'ङहक अर्थात्‌ “३»' यह चतुर्थ वर्ण है। सानुस्वार 
वरुण (ब्‌), प्राण (य्‌) और तेजस्‌ (२)-अर्थात्‌ 
“व्य "बीजाक्षर बताया गया है। 


शिये महापाश मन इस प्र उद किस ह ॐ इसी इसकलएी फहुहलकलए एं सकस 


कफ 


२, साङग-मनरके चीज हस्वे भेदि होत छै न्स चा पूजनके ले उकका स्यू सनका चाहिये-'हौ शोक 
नमः हैं सुरु वकाय नमः अय दक्षिणयककषय नमः । ह देय ररव तय: । हं सदोजताय प्व नम; ।' 
३. यथा--यो हने को विवे ईंशानाय नस: । चे खाइने के विने ठतपुराय नमः। हूं रहे खु विषे अघोराय नमः थ 
जे कि विषयले खामदेवाय नस: । न॑ हे अ विषे सपोजाताय नम: ये पूजक मनद हैं अङगन्यास--यां णे झा वे 
प नम: । कि लरे स्वाहा । जिषे शिखा घ्‌ बे विणे कबचाय हुमा णे कै 


(णे नेयाय यौन: जहे कः विषे अस फट्‌। 


६५४ 


2 अम्लिपुराण« 


ममम 


तत्पश्चात्‌ सानुस्वार कृतान्त (मकार) अर्थात्‌ 'मं' 
यह पष्ठ बीज है। सानुस्वार उदक और प्राण 
(व्य) सप्तम बौजके रूपमे उद्धत हुआ है। 
इयु पदम-'पं' आठवो तथा एकपादयुछ। 
नन्दीशे” नयाँ बज है। अन्तम प्रथम बीज 
'ओम्‌'का ही उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार 
जो दशबीजात्मक मन्त्र है, इसे 'क्षपण' कहा गया 
है। इसका पहला, तीसरा, पाचवं सातवा तथा 
नवाँ बीज क्रमशः ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव 
और स्योजातस्वरूप है। द्वितीय आदि बीज 
हदयादि अङ्गन्यासमे उपयुक्त होते हैं। दसों 
अणवात्मक बौजोके एक साथ उच्चारणपूर्वक 


“अस्राय फट्‌" बोलकर अस्वन्यास' करे। ईशानादि 
मूर्तियोके अन्तमं “नमः” जोड़कर हो बोलना 
चाहिये, अन्यथा नहीं। द्वितीय बीजसे लेकर 
नवम बीजतकके जो आठ बीज हैं, चे आठ 
विद्यश्वररूप हैं। उनके नाम ये हैं--अनन्तेश, 
सूकम, शिवो, एकमूर्ति, एकरूप, त्रिमूर्ति, 
श्रीकण्ठ तथा शिखण्डी--ये आठ विद्येश्वर कहे 
गये हैं। शिखण्डीसे लेकर अनन्तेशपर्यन्त 
विलोम-क्रमसे बीजमन््ोका सम्बन्ध जोड़ना 
चाहिये'। (यही प्रासाद-मन्त्रका 'क्षय' नामक 
भेद है।) इस तरह यहाँ मूर्ति-विद्या बतायी 
गयी ॥ २६-३४॥ 


इस प्रकार आदि आदेय महामुरागयो 'सकलादि मने उद्धारका वर्ष” नामक 
न सा सप्रहकाँ अध्याय पूण हुआ# ३१७७ 


Sn 
तीन सौ अठारहवाँ अध्याय 
अन्तःस्थ, कण्ठोष्ठ तथा शिवस्वरूप मन््रका वर्णन; अघोरास्त्र-मनत्रका उद्धार; 
*किप्तमर्द' नामक मण्डल तथा गणपति-पूजनकी विधि 


भगवान्‌ शिव कहते हैं- स्कन्द! जिसके 
ऊपर तेज (र्‌) हो, ऐसे विश्वरूप (ह)-को 
उद्धृत करके फिर नरसिंह (क्ष) -के नीचे कृतान्त 
(म्‌) रखे। उसके अन्ते “प्रणव” लगा दे। ऐसा 
कर हषो” बना। इसके बाद ऊहक (ऊ), 
अंशुमान्‌ ( ) तथा विश्व ( ह)-को संयुक्त करे। 
इससे 'हूं' बनेगा। ये दोनों क्रमशः अन्त:स्थ और 
कण्ठो कहे गये हैं। [(र) आनःस्थ वर्ण 
आदिमं होनेसे उस पूरे मन्त्रकी 'अन्त:स्थ' संज्ञा 
हुई है। दूसरे मन्म हु, कण्ठ स्थानीय है और 


'ऊकार ओष्ठस्थानीय; अत: उसे 'कण्ठोष्ठ' नाम 


दिया गया है |] इनके अन्तम 'नम:' जोड़ देसे 
चे दोनों मन्त्र चार अक्षरवाले हो जाते हैं। यधा- 
“ॐ रहक्षमों नम: । ॐ हूं. नमः।' विश्वरूप 
(हकार) कारण माना गया है। उसे बारह 
माज्राओंसे गुणित करे। इन बारहमेंसे पाँच 
हस्व-बीजोंद्रारा पूर्ववत्‌ 'ईशान' आदि पाँच 
बरहामूर्तियांकी पूजा करे और दीर्घात्मक छः 
बोदर पहलेकी ही भाँति यहाँ अङ्गन्यासका 
कार्य सम्पन करे॥ १-३॥ 
[अब अधोरास्त्र-मन्त्रका उद्धार करते हैं- ] 
“ही” लिखकर दो बार 'स्फुर-स्फुर' लिखे। 


(१, यथा--ओम्‌ नाच नम ।ई तस्क नन । च्य अजेर नः व खायदेवाय नमः न सधोजलाय नम ॥ अङ्गया क्रम 
इस प्रकार है-आं हदयाय नमः। ॐ जिससे स्म॑ कि खघद्‌। पं कबचाद हुन्‌। ओम सेजजयाय चौ ओ आईं ॐ च भ 
कय पं जे ओम्‌ अस्वाय फट्‌। इसे क़ससे करा भी कर सके हैं। 

३. थां शिखाबिडते नमः ई का नम: । ॐ जू नन: । काय एकरूपाय तब: । म एकमे नव: त 

३, अरुको उपलब्ध पुसाकै लिलाव या छक दोक“ अघोरास्व-मन््' पूरा व्यक् नही कर पाली हैं रषिधा्॑वहल के 
अतुलार किच्छ संशोधनसे न स्ट हो जा है; अल: यहाँ सुद्ध फठ दिया गया है। 


अध्याय ३९८ ० 


६०५ 


इसके बाद इन दोनोंके आदियें “प्र' जोड़कर 
पुनरुहेख करे-प्रस्फुर प्रस्फुर/' तत्पश्ात्‌ 'कह', 
“बम! और “बन्ध'-इन तीनों पदोंको दो-दो 
बार लिखे। फिर दो बार 'घातय' लिखकर 
अन्तमे 'हुं फट्‌'का उच्चारण करे। (सब जोड़नेपर 
ऐसा बनता है--'हीं स्फुर सफु प्रस्फुर प्रस्फुर घोर 
'घोरतरतनुरूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह वम 
बम बन्ध वन्ध घातय घातय हुं फट्‌ '--इक्यावन 
अक्षरोंका मन्त्र है।) इस प्रकार 'अघोरा््र-मन््र 
होता है। (इसके विनियोग और न्यास आदिकी 
विधि ' श्रीविद्याण-तन्त्र'के ३०वें सम ष्ट्य 
है) अब 'शिव-गायत्रो' बतायी जाती है। 
“महेशाय विदहे। महादेवाय धीमहि। तनः शिवः 
चोदयत्‌ ।'--यह 'शिव-गायत्री' (ही पू्वाध्यायमे 
कथित प्रासाद-मन्त्रका आठवाँ भेद 'शिव-रूप' 
ह) सम्पूर्ण अभीष्ट बस्तुओंको सिद्ध करनेवाली 
है॥४--७॥ 

यात्रामें तथा विजय आदिके कार्यम पहले 
गणकी पूजा करनी चाहिये; इससे ' श्री 'की प्राप्त 
होती है। पहले चौकोर क्षेत्रको सब ओरसे 
आरह-बारह कोडे विभाजित करे। (ऐसा 
करनेसे एक सौ चौवालीस पदका चतुष्कोण 
क्षेत्र बनेगा।] मध्यवर्ती चार पदो त्रिकोणकी 
रचना करके उसके बीचमें तीन दलोसे युक 
कमल लिखे। उसके पृष्ठभागमें पदिका और 
चौथीके भागमें तीन दलवाला अश्वयुक्त कमल 
'बनावे। तदनन्तर वसुदेब-पुत्रों (वासुदेव, संकर्षण 
और गद)-से, जो तीन दलवाले कमलोंसे 
सुशोभित हैं, पादपट्टिकाका निर्माण करे। उसके 
ऊपर भागमात्रके प्रमाणसे एक वेदीकी रचना 
करे। पूर्वादि दिशाओंमें द्वार तथा कोणभागोमे 
उपद्वारकी रचना करे। इस प्रकार दवरो तथा 
उपवासे रचित मण्डल विष्ननाशक है। मध्यमे 


जो कमल है, वह आरक वर्णका हो। 
उसके बाहरके कमल भी वैसे ही हों। वीधी 
श्ेतवर्णकी होनी चाहिये। द्वारका रंग अपने 
इच्छानुसार रख सकते हैं। कणिका पीले रंगसे 
इँगी जायगी तथा केसर भी पीले हौ होंगे। यह 
*किष्तमर्द' नामक मण्डल है। इसके मध्यभागे 
गणपतिका पूजन करे। नामका आदि अक्षर 
अनुस्वारसहित बोलकर आदिमे 'ओं' और अन्तमें 
“नमः' जोड़ दे। (यथा--ड» गं गणपतये 
जमः।') हस्वान्त बौजाँसे युत ईशान-तत्पुरुषादि 
मनसे ब्रह्मसर्तियॉका पूजन तथा दीर्घा बीजोंसे 
हदय, सिर आदि अङ्गोमि न्यास करे। उपर्युक्त 
मण्डलकी पूर्वीदेशागत पङ्किमें गज, गजशीर्ष 
(गजानन), गाङ्गेय, गणनायक, गगनग तथा 
गोपति-इन नामोंका उल्लेख करे। इनमेंसे अन्तिम 
दो नामॉकी तीन आवृत्तियाँ होंगी। (इस प्रकार ये 
दस जाम दस कोम लिखे जाकी और किनोरेके 
एक-एक कोट खाली रहेंगे, जो दक्षिण-उत्तरकी 
जामावलीसे भरेंगे ।) ॥ ८--१५॥ 

विचित्रांश, महाकाय, लम्बोष्, लम्बकर्ण, 
लम्बोदर, महाभाग, विकृत (विकट), पार्वती- 
प्रिय, भयावह, भ, भगण और भवसूदन-ये 
बारह नाम दक्षिण दिशाकी पमं लिखे पश्चिमम 
देवजास, महानाद, भासुर, विष्नराज, गणाधिप, 
उद्धटस्वन, उद्टशुष्ड, महाशुण्ड, भीम, मन्मथ, 
मधुसूदन तथा सुन्दर और भावपुष्ट-ये नाम 
'लिखे। फिर उत्तर दशाम त्रहोशर, व्राहा-मनोवृत्ि, 
संलय, लय, तृतिय, लोल, विकर्ण, वत्सल, 
कृतान्त, कालदण्ड तथा कुम्भक पूर्ववत्‌ उल्लेख 
करके इन सबका यजन करे॥ १६-२०॥ 

पूरवो मन्त्रका दस हजार जप और उसके 
दशांशसे होम करे। शेष नाम-मनत्रोका दस-दस 
बार जप करके उनके लिये एक-एक बार 


आहुति दे। तत्पक्ष पूर्णाहुति देकर अभिषेक | भूमि, गौ, अध, हाथी तथा वस्त्र आदि देकर 
करे। इससे सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। साधक | गुरुदेवको पूजा करे ॥ २१-२२॥ 
इस प्रकार आदि आग्रेय महापुराणं “गणपति-पूजनके विधानका कथन" नामक 
तीतर सँ अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ४ ३१८४ 


BP 
तीन सौ उन्नीसवाँ अध्याय 
'वागीश्वरीकी पूजा एवं मन्त्र आदि 


भगवान्‌ शिव कहते हैं-स्कन्द! अब म 
मण्डलसहित 'वागीश्वरी-पूजन'की विधि बता 
रहा हूँ। ऊहक (ऊ)-को काल (घ)-से संयुक्त 
करके उसका चन्द्रमा (अनुस्वार)-से योग करें 
तो वह एकाक्षर मन्त्र बनेगा (घूं)। निषादपर 
ईश्वर (ई)-का योग करके उसे बिन्दु-विसर्गसे 
समन्वित करे। इस एकाक्षर मन्त्रका उपदेश 
सबको नहीं देना चाहिये। यागी श्वरीदेवीका ध्यान 
इस प्रकार करे--'देवीकी अङ्गकान्ति कुन्दकुसुम 
तथा चन्द्रमाकै समान उज्चल है। वे पचास 
'वरणौंका मालामय रूप धारण करती हैं। मुकाकी 
माला तथा श्चेतपुष्पके हारोंसे सुशोभित हैं। उनके 
चार हाथोंमें क्रमशः वरद, अभय, अक्षमाला तथा 
पुस्तक शोभा पाते हैं। ये तीन नेत्रॉंसे युक्त हैं।' 
इस प्रकार ध्यान करके उक्त एकाक्षर-मन्त्रका 
'एक लाख जप करे। "देवी पैरोंसे लेकर मस्तकपर्यन्त 
अथवा कंधोतक ककारसे लेकर क्षकारतकको 
वर्णमाला धारण करती हैं-इस प्रकार उनके 
स्वरूपका स्मरण करे॥ १-४॥ 

गुरु दीक्षा देने या मजोपदेश करनेके लिये 
एक मण्डल बनाये। वह सूर्याग्र हो और इन्दुसे 
विभक्त हो। दो भागोंमें कमल बनाये। वह कमल 
साधकके लिये हितकर होता है। फिर वीथी और | 


पाया बनाये। चार पदोरिमे आठ कमल बनाये। 
उनके बाहाभागमे योधी और पदिकाका निर्माण 
करे। दो-दो पदो प्रत्येक दिराम द्वार बनाये। 
इसी तरह उपड्रारॉंका भी निर्माण करे। कोणोमें 
दो-दो पट्टिकाएँ निर्मित करे। अब नौ कमल 
(वर्णाब्ज तथा दिशाओंसे सम्बद्ध कमल) शेतक 
रखे। कर्णिकापर सोनेके रंगका चूर्ण गिराकर उसे 
पीलौ कर दे। केसरॉको अनेक रंगोसे 
शँशकर कोणोंको लाल रंगसे भरे। व्योमरेखान्तर 
काला रखे द्रॉका मान इने हाथीके मानके 
अनुसार रखे। मध्यकमलमें सरस्वतीको, पूर्वगत 
कमलमें वागीशीको, फिर अग्नि आदि कोणेके 
कमसे हाहेखा, चित्रवागीशी, गायत्री, विश्वरूप, 
शाङ्करी, मति और धृतिको स्थापित करके उन 
सबका पूजन करे। नामके आदियें 'हीँ' तथा 
जामके आदि अक्षरको बीज-रूपॉ्मे बोलकर 
पूजा कली चाहिये। यथा पूर्व हीं वां वागीएयै 
जमः? इत्यादि। सरस्वती ही वागीश्वरीके रूपमे 
ध्येय हैं। जप पूरा करके कपिला गायके घीसे 
हदन करे। ऐसा करनेवाला साधक संस्कृत तथा 
कृत भाषाओंमें काव्य-रचना कसेवाला कवि 
होता है और काव्यशास्त्र आदिका विद्वान्‌ हो 
जाता है॥५-११॥ 


जल परकार आहि आगे महापुराणमे 'दागीकती-पूजा” जापक 
कीत सा उन्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥३१९॥ 
ee 


सर्वतोभद्र आदि मण्डलोंका वर्णन 


भगवान्‌ शिव कहते हंसक! अब मैं 
“सर्वतोभद' नामक आठ प्रकारके मण्डलॉका 
चर्णन करता हूँ। पहले शड्कु या कौलसे 
प्राचीदिशाका साधन करे। इस प्राचीका निश्चय हो 
जानेपर विद्वन्‌ पुरुष विषुवकालयें चित्रा और 
स्वाती नक्षत्रके अन्तरसे, अथवा प्रत्यक्ष सूतको 
लेकर पूर्वसे पश्चिमतक उसे फैलाकर मध्यमें दो 
कोटियॉको अङ्कित करे। उन दोनेकि मध्यभागसे 
उत्तर-दक्षिणकी लंबी रेखा खाँचे। दो मत्स्योंका 
निर्माण करे तथा उन्हें दक्षिणसे उत्रकी ओर 
आस्फालित करे। क्षतपद क्षेत्रके आधे मानसे 
कोण सम्पात करे। इस तरह चार बार सूत्रके 
धतम आस्फालनसे एक चौकोर रेखा बनती है। 
उसमें चार हाथका शुभ भमण्डल बनाये। आठ 
परदोंमें सब ओरसे विभक्त चौसठ पदवालेमेंसे 
बीस पदवाले कषेत्रम याहरकी ओर एक वौथीका 
निर्माण करे। यह वीधी एक मन्त्रकी होगी। 
कमलके भानसे दो पदोंका द्वार बनाये। द्वार 
कपोलयुक्त होना चाहिये। कोणबन्धके कारण 
उसकी विचित्र शोभा हो, ऐसा द्विपदका द्वार- 
निर्माणमें उपयोग करे। कमल श्वेतवर्णका हो, 
कर्णिका पीतवर्णे रँगी जाय, केसर चित्रवर्णका 
हो, अर्थात्‌ उसके निर्माणमें अनेक रंगका उपयोग 
किया जाय। वीधीको लाल रंगसे भरा जाय। वार 
'लोकपाल-स्वरूप होता है। नित्य तथा नैमित्तिक 
विधिमें कोणोंका रंग लाल होना चाहिये। अब 
कमलका वर्णन सुनो। कमलके दो भेद है 
“असंसक्त” तथा “संसक्त'। 'असंसक्त' मोक्षकी 
तथा संसक्त भोगकी प्राप्ति करानेवाला है। 
“असंसक्त' कमल मुमुक्षुओंके लिये उपयुक्त है। 
संसक्त कमलके तीन भेद हैं-बाल, युवा तथा 
वृद्ध। वे अपने नामके अनुसार फलसिद्धि प्रदान 
।362 अलि पुराण २२ 


करनेवाले हैं॥ १-९॥ 

कमलके क्षेत्रमें दिशा तथा कोणदिशाकी ओर 
सूत-चालन करे तथा कमलके समान पाँच वृत्त 
निर्माण करे। प्रथम वृत्त नौ पुष्करोसे युक्त 
कर्णिका होगी, दूसरेमें चौबीस केसर रहेंगे, 
तौसरेमें दलॉकी संधि होगी, जिसकी आकृति 
'हाथीके कुम्भस्थलके सदू होगी, चौथे वत्ते 
'दलोके अग्रभाग होंगे तथा पाँचवें वतं आकाशात 
“य रहेगा। इसे “संसक्त कमल' कहा गया है। 
"असंसक्त कमल'में दलाग्रभागपर जो दिशाओंके 
भाग हैं, उनके विस्तारके अनुसार दो भाग 
छोड़कर आठ भागोंसे दल बनाये। संधि- 
विस्तारसूत्रसे उसके मानके अनुसार दलकी रचना 
करे। इसमें बायेंसे दक्षिणके क्रमसे प्रवृत्त होना 
चाहिये। इस तरह यह 'वृद्ध ससक्त कमल' बनता 
ह॥१०-१४॥ 

अथवा संधिके बीचसे सूतको अर्धचन्द्राकार 
चुमाये या दो संभियोके अग्रवर्ती सूतको 
(अर्घचन्दराकार) घुमावे। ऐसा करनेसे “बालपद्' 
नता है। संधिसूत्रके अग्रभागसे पृष्ठभागकी ओर 
सूत घुमाये। वह तीक्षण अग्रभागवाला 'युवा' 
संक है। ऐसे कमलसे भोग और मोक्षकी 
उपलब्धि होती है। सम (छः) मुखवाले स्कन्द! 
मुके उद्देश्यसे किये जानेवाले आराधनात्मक 
कर्में “वृद्ध कमल'का उपयोग करना चाहिये 
तथा वशीकरण आदियें “बालपद्म 'का। *नवनाभ' 
कमलचक्र नौ हाथोंका होता है। उसमें मन्त्रात्मक 
जौ भाग होते हैं। उसके मध्यभागमें कमल होता 
है। उस कमलके ही मानके अनुसार उसमें 
पटिका, वीथी और ड्वारके साथ कण्ठ एवं 
उपकष्ठके निर्माणको बात भी कही गयी है। 
उसके बाहाभाें वोथीकी स्थिति मानी गयी है। 


पाँच भागे तो वीधी होती है और अपने चारों 
ओर वह दस भागका स्थान लिये रहती है। 
उसके आठ दिशाओं आठ कमल होते हैं तथा 
'वीथीसहित एक द्वार॒पद्य भी होता है। उसके 
चाह्मभागमें पाँच पदोंकी वीथी होती है, जो लता 
आदिसे विभूषित हुआ करती है। द्वारके कण्ठमें 
कमल होता है। द्वारका ओह और कण्ठभाग 
एक-एक पदका होता है। कपोल-भाग एक 
पदका बनाना चाहिये। तीन दिशाओंमें तीन द्वार 
स्पष्ट होते हैं। कोणबन्ध तीन प्यं, दो पद तथा 
ज़-चिहसे युक्त होता है। मध्यकमल शुक्लवर्णका 
होता है तथा शेष दिशाओंके कमल पूरवादिक्रमसे 
पीत, रक्त, नील, पीत, शुक्ल, धूम्र, रक्त तथा 
चीतवर्णके होते हैं। यह कमलचक्र मुखिदायक 
है॥१५-२२॥ 

पूर्व आदि दिशाओँमें आठ कमलॉका तथा 
'शिव-विष्णु आदि देवताओंका यजन करे। विष्णु 
आदिका पूजन प्रासादके मध्यवर्ती कमलमें करके 
पूवाद कमलोमै इन्द्र आदि लोकपालॉकी पूजा 
'को। इतकी बाहावीथीकी पूर्वादि दिशामें उन-ढन 
इन्द्र आदि देवताओकि ज्र आदि आयुधोंकी पूजा 
करे। वहाँ विष्णु आदिकी पूजा करके साधक 
अगश्मेधयज्ञके फलका भागी होता है। पवित्रारोपण 
आदिमे महान्‌ मण्डलकी रचना करे। आठ हाथ 
लंबे क्षेत्रका उब्बीससे विवर्तन (विभाजन) करे। 
मध्यवर्ती दो परदोमेँ कमल-निर्माण करे। तदनन्तर 
एक पदकी यीथी हो। तत्प्षात्‌ दिशाओं तथा 
विदिशाओमें आठ नीलकमलोका निर्माण करे। 
मध्यवर्ती कमलके ही मानसे उसमें कुल तीस 
'पद्य निर्मित किये जायें। वे सब दलसंघिसे रहित 
हों तथा नीलवर्णके “इन्दीवर' संज्ञक कमल हों। 
उसके पृष्ठभागे एक पदक वीथी हो। उसके | 
ऊपर स्वस्तिकचिह बने हों। तात्पर्य यह कि 
चीथीके ऊपरी भाग या बाहाभागमें दो-दो पदो | 


विष स्थाने कुल आठ स्वस्तिक लिखे जायें। 
तदनतर पूर्ववत्‌ बाहाभागमें वीथिका रहे। द्वार, 
कमल तथा उपकण्ठ सब कुछ रहने चाहिये। 
'कोणका रंग लाल और वीथीका पीला होना 
चाहिये। मण्डलके बीचका कमल नौलवर्णका 
होगा। कार्तिकेय! विचित्र रंगाँसे युक्त स्वस्तिक 
आदि मण्डल सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला 
है॥ २३-२९ ६॥ 

'पश्चाग्ज-मण्डल' पाँच हाथके क्षेत्रको सब 
ओरसे दससे विभाजित करके बनाया जाता है। 
इसमे दो पदोंका कमल, उसके बाहमभागमें वीधो, 
फिर टिका, फिर चार दिशाओंमें चार कमल 
होते हैं। इन चारके बाद पृषठभागमें वधी हो, जो 
एक पद अथवा दो पदोंके स्थानमें बनायी गयी 
हो। कण्ठ और उपकण्ठसे युक्त द्वार हों और 
दके सध्यधागमें कमल हो। इस पश्चाब्ज- 
मण्डले पूर्वकर्ती कमल श्वेत और पीतवर्णका 
होता है। दक्षिणदिग्वतती कमल वैदूर्मणिके रंगका, 
चक्षिमवर्ती कमल कुन्दके समान श्वेतवर्णका तथा 
उत्तरदिशाका कमल शाके सदृश उज्चल होता 
है। शेष सब विचित्र वर्णके होते हैं॥ ३०--३३॥ 

अब मैं दस हाथके मण्डलका वर्णन करता 
हुँ, जो सम्पूर्ण कामनाऑको देनेवाला है। उसको 
[विकार-संख्या (२४) द्वारा सब ओर विभक्त 
करके चौकोर क्षेत्र बना ले। इसमें दो-दो पदोंका 
द्र होगा। पूरषोक चक्रॉकी भौति इसके भी 
मध्यभागर्मे कमल होगा । अब मैं 'विष्लध्वंस- 
चक्र'का वर्णन करता हूँ। चार हाथका पुर 
(चौकोर क्षेत्र) बनाकर उसके मध्यभागमें दो 
हायके धेम वृत्त (गोलाकर चक्र) बनाये। एक 
हाथकी जीथी होगी, जो सब ओरसे स्वस्तिक- 
चिहोदवारा घिरी रहेगी। एक-एक हाथमें चारों 
ओर द्वार बनेंगे। चारों दिशाऑमें वृत्त होंगे, जिनमें 
कमल आडत रहेंगे। इस प्रकार इस चक्रमें पाँच 


अध्याय ३२१ 


कमल होंगे, जिनका वर्ण श्वेत होगा। मध्यवर्ती 
'कमलमें निष्कल (निराकार परमात्मा)-का पूजन 
करना चाहिये। प्वादि दिशाओमि इदय आदि 
अङ्गोकी तथा विदिशाओमे अस्त्रोकी पूजा होनी 
_चाहिये। पूर्वत्‌ 'सच्घोजात' आदि पाँच ब्रह्ममय 
मुखोंका भी पूजन आवश्यक है॥ ३४--३७॥ 
अब मैं “बुद्धधाधार-चक्र'का वर्णन करता 
हूँ। सौ पदके क्षेत्रमेसे मध्यवर्ती परह पदों एक 
कमल अङ्कित करे। फिर आठ दिशाओं एक- 
एक करके आठ शिवलिङ्गोंकी रचना करे। 
'मेखलाभागसहित कण्ठकी रचना दो पदोंमें 
'होगी। आचार्य अपनी बुद्धिका सहारा लेकर 
'यथास्थान लता आदिकी कल्पना को । चार, छः, 
पाँच और आठ आदि कमलॉंसे युक्त मण्डल 
होता है। मौस-तीस आदि कमलॉवाला भी 
मण्डल होता है। १२१२० कमलोसे युक्त भी 
सम्पूर्ण मण्डल हुआ करता है। १२० कमलॉके 
मण्डलका भी वर्णन दृष्टिगोचर होता है। 
श्रीहरि, शिव, देवी तथा सूर्यदेवके १४४० मण्डल 
हैं। १७ पर्दोद्वारा सत्रह पदोंका विभाग करनेपर 
२८९ पद होते हैं। उक्त पदेकि मण्डलमें लतालिङ्गका 
उद्धव कैसे होता है, यह सुतो। प्रत्येक 


दिशामे पाँच, तीन, एक, तीन और पाँच 
'पदोंको मिटा दे। ऊपरके दो पदोसे लिङ्ग 
तथा पार्खवर्ती दो-दो कोष्ठकॉसे मन्दिर बनेगा। 
मध्यवर्ती दो पदोका कमल हो। फिर एक 
'कमल और होगा। लिङ्गके पार्श्रागोंपें दो ' भटर" 
बनेंगे। एक पदका द्वार होगा; उसका लोप 
नहीं किया जायगा। उस द्वारके पार्श्भागोंमें 
छ:-छ: पदोंका लोप करनेसे द्वारशोभा बनेगी। 
शेष पदोंमें शरीहरिके लिये लहलहाती लताएँ 
होंगी। ऊपरके दो पदोंका लोप करनेसे श्रीहरिके 
लिये *भदष्टक' बनेंगे। फिर चार पोका 
लोप करनेसे रशिममालाओसे युक्त शोभास्थान 
'बनेगा। पचीस पदोसे कमल, फिर पीठ, अपीठ 
तथा दो-दो पर्दाको रखकर (एकत्र करके) 
आठ उपशोभाएँ बनेंगी। देवी आदिका सूचक 
“भट्रमण्डल' बौचमे विस्तृत और प्रान्तभागमे लघु 
होता है। बौचमे नौ पोका कमल बनता है तथा 
चारों कोणोंमें चार “भद्रमण्डल' बनते हैं। शेष 
जयोदश पदोका 'बुद्धघाधार-मण्डल' है। इसमें 
एक सौ साठ पद होते हैं। 'बुद्धधाधार-मण्डल' 
भगवान्‌ शिव आदिकी आराधनाके लिये प्रशस्त 
है॥ ३८--४८॥ 


इस प्रकार आदि आफ्रेय महातुरागरमे “मणडलविधानका वर्ष” नामक 


वान सौ बीसवं अध्याय 


इछ हआ॥३२०॥ 


ens 
तीन सौ इक्कीसवाँ अध्याय 
अघोरास्त्र आदि शान्ति-विधानका कथन 


महादेवजी कहते हैं-- स्कन्द! पहले समस्त 
कर्मोंमें “अस्त्रयाग' करना चाहिये। यह सिद्धि 
प्रदान करनेवाला है। मध्यभागमें शिव, विष्णु 
आदिके अस्त्री पूजा करनी चाहिये तथा पूर्वादि 
दिशाओंमें क्रमशः इन्द्रादि दिक्यालॉके ब्रा आदि 
अस्त्रा पूजन करना चाहिये। भगवान्‌ शंकरके 
पाँच मुख तथा दस हाथ हैं। उनके इस स्वरूपका 


ध्यान करते हुए यसे पूर्व पूजा कर ली जाय तो 
'विजयकी प्राप्ति होती है। ग्रहपूजा करते समय 
जवग्रहचक्रके मध्यमें सूर्यदेवकी तथा पूर्वादि 
दिशाओंमें सोम आदिकी अर्चना करनी चाहिये। 
होकी पूजा करसे सभी ग्रह एकादश (ग्यारहवें) 
साने स्थित होते हैं और उस स्थानम स्थितकी 
भौति उत्तम फल देते हैं॥ १-२६॥ 


६६० 


७ अल्लिपुराण- 


ननम 


अब में समस्त उत्पातोंका नाश कलेवाली 
“अस्तरशान्ति'का वर्णन कहेा। यह शान्ति ग्रहरोग 
आदिको शान्त करनेवाली तथा महामारी एवं 
रुका मर्दन करनेवाली है। विष्नकारक गणोंके 
र उत्पादित उत्पातको भी शान्त करती है। 
मनुष्य 'अघोरास्त्र'का जप करे। एक लाख जप 
करसे परहबाधा आदिका निवारण होता है और 
तिलसे दशांश होम कर दिया जाय तो उत्पातोंका 
नाश होता है। एक लाख जप-होमसे दिव्य 
उत्पातका तथा आधे लक्ष जप-होमसे आकाशज 
उत्पातका विनाश होता है। घौकौ एक लाख 
आहुति देनेसे भूमिज उत्पातके निवारणमें सफलता 
प्राप्त होती है। घृतमिश्रित गुणणुलके हमसे सम्पूर्ण 
उत्पात आदिका शामन हो जाता है। दूवा, अक्षत 


यदि दस हजारकी संख्याम दी जाय तो ग्रहदोषका 
रामन होता है। घृतमिश्नित जौकी दस 
आहुतियोंसे विनायकजनित पीडाका 

होता है। दस हजार घीकी आहुतिसे तथा 
गुण्णुलकी भी दस सहर आहुतिसे भूत-वेताल 
आदिकी शान्ति होती है। यदि कोई बड़ा भारी 
वृक्ष आँधी आदिसे स्वतः उखड्कर गिर जाय, 
रमं सर्पका कङ्काल हो तथा चनम प्रवेश करता 
पढ़े तो दूवा, घी और अक्षतके होमसे विष्तकी 


शान्ति होती है। उल्कापात या भूकम्प हो तो 
तिल और घीसे होम करनेसे कल्याण होता है। 
वृकषोसे रक बहे, असमयमें फल-फूल लगे, 
राष््पक्ष हो, मारणकर्म हो, जब मनुष्य-पशु 
आदिके लिये महामारी आ जाय तो तिलमिश्रित 
चसे अर्घलक्ष आहुति देनी चाहिये। इससे दोषोंका 
जमन होता है। यदि हाथीके लिये महामारी 


लिये दस हजार आहुतियाँ दनी चाहिये। सिद्धि 
साधनमें तिलमिश्र घौसे एक लाख हवन किया 
जाय तो वह उत्तम है, मध्यम सिद्धिके साधनमें 
अर्धलक्ष और अधम सिद्धिके लिये पचीस हजार 
आहुति देनी चाहिये। जैसा जप हो, उसके 
अनुसार ही होम होना चाहिये। इससे संग्राममे 
[विजय प्राप्त होती है। न्यासपूर्वक तेजस्वी पञ्चका 
ध्यान करके “अधोरास्त्र*का जप करना 
चाहिये ॥ १३--१६॥ 


इस कार आदि आग्रेय महापुराणयें 'अधोरास्व आदि विविध शान्तिका कयन” नामक 
तन सी उक्कीसका अध्याय पूण हु ३२१४ 
~ 


तीन सौ बाईसवाँ अध्याय 
पाशुपतास्त्र-मन्त्रद्वारा शान्तिका कथन 


महादेवजी कहते हैं-स्कन्द! अब मैं 
पाशुपतास्त्रमतरसे शान्ति तथा पूजा आदिको 


बात बताउँगा। शान्ति और जप आदि पूर्ववत्‌ 
(पूर्व अध्यायमें कहे अनुसार) कर्तव्य हैं। इस 


= अघोर -मनको ३१८ थे अण्व रूक कर दिल गज है 


4 अध्याय ३२२० 


६६१ 


मके आंशिक पाठ या जपसे पूर्वकृत पुण्यका 
जाश होता है; किंतु फडन्त-सम्पूर्ण मन्त्रका जप 
आपत्ति आदिका निवारण करनेवाला है॥१॥ 


'फद्‌। शक्तये फद्‌। दण्डाय फद्‌। यमाय फट्‌। 
खङ्गाय फद्‌। भरताय फद्‌। वरुणाय फट्‌। 
बजाय फद्‌। पाशाय फद्‌। व्वजाय फट्‌। अङ्कुशाय 
'फद्‌। गदायै फद्‌। कुवेराय फट्‌ । त्रिशूलाय फट्‌। 
मुट्दराय फद्‌ । चक्राय फद्‌। पयय फट्‌ । नागस्य 
फद्‌। ईशानाय फट्‌। खेटकास्वाय फद्‌ । मुण्डाय 
फद्‌। मुण्डास्ताथ फट्‌। कङ्कालास््राय फद्‌। 
'पिच्छिकास्वाय फद्‌। क्रिकास्वाय फ्‌ । हास्याय 
'फद। शक्तयसाय फट्‌। गणास्बाय फद्‌। सिद्धास्वाय 
'कद्‌। पिलिपिच्छास्त्राय फद्‌। गणयरवस््राय फट्‌। 
पूर्वास्ताथ ' फद्‌। दक्षिणास्त्राय फट्‌ । यास्य 
फद्‌। पश्चिमास्त्राय फद्‌। मन्तास्ाय फट्‌। 
शाकिन्यस्वाय फद्‌। योगिन्यस्वाय फट्‌। दण्डस्य 
फद्‌। महादण्डास्वाय फट्‌। नमोउस्वाय फद्‌'। 


'शिवास्बाय फट्‌। ईशानास्त्ाय फद्‌ । पुरुषास्त्राय" 
'कद्‌। अधोरास्त्राव* फद्‌। सद्योजातास्त्राथ फट्‌। 
हृदयस्य फद्‌। महास्त्राय फट्‌। गरुडास्वाथ 
'कद्‌। राक्षसास्वाय फट्‌। दानवास्वाय फद्‌। क्षौ 
जरसिंहास्वाय फट्‌। त्वष्टस्वाय फट्‌। सर्वास्वाय 
फट्‌। नः फट्‌। चः फट्‌। पः फट्‌। फः फद्‌। 
$ फट्‌ । श्रः" फट्‌। घेः फट्‌ भूः फद्‌। भुवः 

कद स्व: फट्‌ । मह: फद्‌। जनः फद्‌। तपः फट्‌। 
सत्यं फट्‌। सर्वलोक फट्‌। सर्वपाताल फट्‌। 
रवतत फट्‌। सर्वप्राण फद्‌। सर्वनाडी फट्‌। 
सर्वकारण फद्‌। सर्वदेव फट्‌ । हाँ फद्‌। रँ फद्‌। 
हं" फद्‌। खरं फट्‌ "। स्वाँ" फट्‌। लां फद्‌। 
बैराग्याय फट्‌। मायास्वाय फट्‌। कामास्ाय 
फद्‌। क्षेत्रपालास्त्राय फट्‌। हुंकारास्त्राय फट्‌। 
भास्करास्वाय फट्‌ चनद्रस्वाय फ विशेश्वरास्वाय 
'फट्‌। गौः गं फट्‌ खो खँ फट्‌। हाँ हों फट्‌। 
भ्रामय भ्रामय फद्‌। संतापय संतापय फद्‌। छादय 
छादय फद्‌ । उन्मूलय उन्मूलय फ्‌ । त्रासय त्रासय 
'कद्‌। संजीवय संजीवय फद्‌। विद्रावय विद्रावय 
'कद्‌। सर्वदुरितं जाशय नाशय फट्‌। 

इस पाशुपत-मन्त्रकी एक बार आवृत्ति करनेसे 
ही यह मनुष्य सम्पूर्ण विध्नोंका नाश कर सकता 
है, सौ आवृततियोसे समस्त उत्पातोंको नष्ट कर सकता 
है तथा युद्ध आदिय विजय पा सकता है॥ २॥ 

इस मन्त्रदधारा घी और गुणुलके होमे मनुष्य 
असाध्य कायको भी सिद्ध कर सकता है। इस 
पाशुपतास्क्र"-मन्त्रके पाठमात्रसे समस्त कलेशोकी 
शान्ति हो जाती है॥३॥ 


इस प्रकार आदि आग्रेय महापुराण "पाशुपतास्क-मन्बद्वारा शान्तिका कथन” नामक 
न सौ बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३२२॥ 
ee 


(कट) २ फ मस ३. फा कसक स्ट्‌) « इसके पे पाकी महदण फ्‌ 
मास फटा अधिक पाठ है। ५. पाठ» वामदेकास्कय फट्‌। ६. पूरक इससे पूर्व 'ख: 
पाकी प्रे यह कहीं $। ८ पूगो प्रत भ फट्‌॥ पः फट ऐसा पाठ है। ९. पाठ स्था। १०. पठ» 


'-इतना अधिक है। ७. 
(९९ पाठा स १२ 


भा हूं। १३ स ६४ जा १५ पाठा हों। २५. *औिधा्व-ठत्र' (३०वें कास)-में ठथा' शासदाहिलक' (पस) एक 
र चाशुपत-सत्त्र थ सरित है। यषा 3 सं प फट इसके जप और प्रयोगकी विधि हीह है। 


ददर 


2 अहिपुण* 


सनम 


मरन महहबस 


तीन सौ तेईसवाँ 


अध्याय 


गङ्गा-मन्त्र, शिवमन्त्रराज, चण्डकपालिनी-मन्त्र, क्षेत्रपाल-बीजमन्त्र, 
सिद्धविद्या, महामृत्युंजय, मृतसंजीवनी, ईशानादि मन्त्र 
तथा इनके छः अङ्ग एवं अघोरास्त्रका कथन 


महादेवजी कहते हैं--स्कत्द! “उ हूं हं 
सः '--इस मन्त्रसे मृत्युरोग आदि शान्त हो जाते 
हैं। इस मता दूर्वाकी एक लाख आहुतियाँ दौ 
जायें तो उससे साधक शान्ति तथा पुष्टिका भी 
साधन कर सकता है। षडानन! अथवा केवल 
प्रणब (ॐ) अथवा माया (ही )-के जपसे हो 
दिव्य, अन्तरक्षतत तथा भूमिगत उत्पातॉंकी 
शान्ति होती है। उत्पातवृक्षके शमनका भी यही 
उपाय है॥ १-२॥ 

(गङ्गा-सम्बन्धी वशीकरणमन्त्र ) 

“ॐ नमो भगवति गड्ढे कालि कालि महाकालि 
महाकालि मांसशोणितभोजने रक्तकृष्णयुखि 
चशमानय मानुषान्‌ स्वाहा।'--इस मन्त्रका एक 
लाख जप करके दशांश आहुति देकर मनुष्य 
सम्पूर्ण कमम सिद्धि पा सकता है। इन्द्र आदि 
देवताओंको भी वशमें ला सकता है, फिर इन 
साधारण मनुष्यांको यशे लाना कौन बड़ी बात 
है? यह विद्या अन्तर्धानकरी, मोहनी, जुम्भनी, 
शत्रुओंको वशमें लानेवाली तथा शतकी बुद्धिको 
भोहमें डाल देनेवाली है। यह कामधेनुविद्या सात 
प्रकारकी कही गयी है॥ ३-५ ६॥ 

अब मैं 'मनख्रराज'का वर्णन करूँगा, जो। 
शत्रुओं तथा चोर आदिको मोह लेनेवाला है। 
यह साक्षात्‌ शिव (मेरे) द्वा पूजित है। इसका 
सभी महान्‌ भयके अवसराँपर स्मरण करना 
चाहिये। एक लाख जप करके तिलोदरा हवन 
करसे यह मन्त्र सिद्ध होता है। अब इसका 
उद्धार सुनो॥ ६-७॥ 

“ॐ हले शूले एहि श्रह्मसत्येन विष्णुसत्येन 


रुडसत्येन रक्ष माँ वाचेश्चराय स्वाहा'॥ ८॥ 

भगवती शिवा दुर्गम संकटसे तारती --उद्धार 
'करती है, इसलिये 'दुर्गा' मानी गयी है॥९॥ 

“ॐ हीं चण्डकपालिनि दन्तान्‌ किट किट 
किट हिट गुहे फट हीम्‌'॥ १०॥ 

इस मन््राजके जपपूर्वक चावल धोकर 
उसको इस मन्त्रके तीस बार जपद्वारा अभिमन्त्रित 
करे। फिर वह चावल चोरोमें बँटवा दे। उस 
चावलको दाँतॉसे चबानेपर उनके श्वेत दन्त गिर 
जाते हैं तथा वे मनुष्य चोरीके पापसे मुक्त एवं 
शुद्ध हो जाते हैं॥ ११-१२॥ 


आकङ्ग आकङ्क तोटय तोटय मोटय घोटय दह दह 
एच पच एवं सिद्धिर ज्ञापयति यदि ग्रहोञपगतः 
स्वर्गलोकं देवलोकं याऽऽरामचिहाराचलं तथापि 
तमावतयिष्यापि बलिं गृह गृह ददायि ते स्वाहा। 
इति'॥ ९३॥ 

इस मनसे कषेत्रपालको बलि देकर न्यास 
केसे अनिष्ट ग्रह रोता हुआ चला जाता है। 
साधकके शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा रणभूमिमें 
शह्ु-समुदायका विनाश हो जाता है॥ १४॥ 

“हंस” बीजका न्यास करके साधक तीन 
कारके विष अथवा विष्नका निवारण कर देता 
है। अगु, चन्दन, कुछ (कूट), कुङ्कुम, नागकेसर, 
नख तथा देवदारइन सबको सममात्रामें कूट- 
चौसकर, धूप बना ले। फिर इसमें मधुमक्खीके 
हदका योग कर दे। उसकी सुगन्धसे शरीर तथा 


वस्त्र आदिको धूपित या वासित कस्नेसे मनुष्य 
विवाद, स्त्रीमोहन, श्रृंगार तथा कलह आदिके 
अवसरपर शुभ फलका भागी होता है। कन्यावरण 
तथा भाग्योदय-सम्बन्धी करये भी उसे सफलता 
पत होती है। मायामन्त्र ( हीं )-से मन्तरित हो, 
रोचना, नागकेसर, कुङ्कुम तथा. मैनसिलका 
"तिलक ललाटमें लगाकर मनुष्य जिसकी ओर 
देखता है, वही उसके वशमे हो जाता है। 
शतावरीके चूर्णको दूधके साय पौया जाय तो वह 
पुत्रकी उत्पत्ति करनेवाला होता है । नागकेसरके 
चूर्णको घौमें पकाकर खाया जाय तो वह भी 
पुत्रकारक होता है। पलाशके बीजको पीसकर 
पीनेसे भी पुत्रकी प्राप्ति होती है॥१५-२०॥ 
(चशीकरणके लिये सिद्ध-विद्या ) 
“ॐ उत्तिष्ठ चामुण्डे जम्भय जम्भय मोहय 
मोहय ( अमुकं ) वशमानय स्वाहा'॥ २१॥ 
"वह छब्बीस अक्षरेवाली 'सिद्ध-विद्या' 
है। (यदि किसी स्त्रीको वशमें करना हो तो) 
जदीके तीरकौ मिट्टीसे लक्ष्मोजीकी मूर्ति बनाकर 
धतूरके रससे मदारके पतोपर उस अभीष्ट स्त्रीका 
जाम लिखे। इसके याद मूतरेत्सर्ग करलेके पक्षात्‌ 
शुद्ध हो उक्त मन्त्रका जप करे। यह प्रयोग अभीष्ट 
स्त्रीको अवश्य वशमें ला सकता है॥२२-२३॥ 


(महामृत्युंजय) 
"३ जूं सः यषट्‌'॥ २४॥ 


६६३ 


बह “महामृत्युंजव-मन्त्र' है, जो जप तथा 
होमसे पुष्टिकारक होता है॥२५॥ 
) 


(मृतसंजीवनी, 

“ॐ हं स हूं हू सः, हः सौः'॥ २६॥ 

यह आठ अक्षरवाली ' मृतसंजीवनी-विद्या' 
है, जो रणभूमिमे विजय दिलानेवाली है। 'ईशान' 
आदि मन्त्र भी धर्म-काम आदिको देनेवाले 
हैं॥र७॥ 

(ईशान आदि मन्त्र) 

(ॐ) ईशान: स्वव्यानमीश्चः सर्वभूतानां 

बद्याधिपतिर्वाहाणो 3धिपतिर्वह्ा 


शिवो मे अस्तु 

सदाशिवोम्‌'॥२८॥ 

(ॐ) तत्युरुषाय विषहे महादेवाय धीमहि 
तन्नो रु्रः प्रचोदयात्‌'॥ २९॥ 

(ॐ) अषोरेष्योऽधच घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः 
सर्वतः सर्वशेध्यो नमस्तेऽस्तु रूपेभ्य ॥ ३०॥ 

(ॐ) वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय 
जमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय 
जमो बलविकरणाय नमो बलाय नयो बलप्रमथनाय 
नः सर्वभूतदमनाय मो मनोन्नाय नम:'॥ ३१॥ 

(ॐ) सधोजातंप्रपद्चाधि सच्चोजाताय दै 
यो नमो भवे भवे नातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय 
जप ३२७ 

अब यै 'पशन्रहम के छः अङक वर्णन करूँगा, 
जो भोग तथा मोक्ष प्रदान कलेवाला है॥३३॥ 


झाल आहि मेके अथ 


जो सण विकि क, समस्त भूछेके अघी, ज नके अधिर, ह सत-जीक ्रिणाक तथा राक्र एत 
मतमा हँ, वे सच्िदानदरमय नित्य कल्यानस्वकप शि मे बने रह ॥ ३८३ 
२ तदर्प अनो पुलको हम जानें, उत महादेशका चिना क से भगवान्‌ रू हमें सदे लि प्रेरित करो 


सेँ॥२५३७ 


3. जो अघोर है, घोर है, घोरमे थी चोल है, उन सरा, सी रोके लिये ओ आके हो कूप साधत आपके. 


लिये मेत मकार हो। 


४. रो! आप ही वामदेव, "पेड, ओह, सद, काला, कलबिकरण, सलविकरण, बह, अलफ्मपन, सर्वभूतदणन तथा मतौन्पन आदि 
नागो प्रतिपादित होते है; इन सभी गास- कोच आपके लिये केश कशा ननका है ३१५ 
(५. मै सघोजात शिवको शरण लेता हँ। सघोजाहको येर नपर है । किसी जन्य या जे मेरा अतिभव-पराधव न कें। आप 


अबोद्कको मेर नमस्कार है ॥३२४ 


(ॐ) जमः परमात्मने पराय कामदाय 
परमेश्वराव योगाय योगसम्भवाय सर्वकराय कुरु 
कुरु सञ्च स भव भव भवोद्धय वामदेव | 
सर्वकार्यकर पापप्रशमन सदाशिव प्रस नमोऽस्तु 
ते (स्वाहा )॥ ३४॥ 

--यह सतहत्तर अक्षका हदय-मनत्र है, जो 
सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला है। [कोकम दिये 
गये अक्षरोंकों छोड़कर गिननेपर सतहततर अक्षर 
होते हैं।] ॥३५॥ 

(इस मन्त्रको पढ़कर दयाय नमः' बोलकर 
'हृदयका स्पर्श करना चाहिये) 

“ॐ शिव शिवाय नमः।' यह शिरोमन्त्र 
है, अर्थात्‌ इसे पढ़कर "शिरसे स्वाहा' बोलकर 
दाहिने हाथसे सरका स्पर्श करना चाहिये। ' ३. 


अहाधोरकवच पिङ्गल आयाहि पिङ्गल नमो 


सर्दुष्टान स्त्म्धय स्तम्भय हुम्‌" ३६॥ 

--वह एक सौ पाँच अक्षरका कवच-मनत्र है। 
अर्थात्‌ इसे पढ़कर “कबचाय हुमू' बोलते हुए दोनों 
होसे एक साथ दोनों भुजाओंका स्पर्श के ३७॥ 

"३७ ओजसे नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ऐसा बोलकर 
दोनों नेज्रोंका स्पर्श करे। इसके बाद ति्माङ्कित 
मन्त्र पढ़कर अस्वन्यास करे--'» हीं स्फुर स्फुर 
स्र प्रस्फुर घोरघोरतरतनुरूप चट चट प्रचट 
'प्रचट कह कह वम वम अन्ध बन्ध घातय घातय 
हूं फद्‌।' यह (प्रणवसहित बावन अक्षरका) 
अघोरास्त्-मन्त्र' है॥ ३८॥ 


हस रकार आदि आद्रक महतामे 'अनेकविध सोके साच ईशान आदि मनच तथा छ; अगस 
अपोशस्बका कथन" मक ठौ सँ तह अध्याय पूण हुआ ३२३॥ 


res 
तीन सौ चौबीसवाँ अध्याय 


'कल्पाधोर 

महादेवजी कहते हैं-स्कन्ध। अब मैं 

' कल्पाघोर-शिवशान्ति 'का वर्णन करता हूँ। भगवान्‌ | 
अघोर शिव सात करोड़ गणोके अधिपति हैं तथा 
ब्रह्महत्या आदि पापोंको नष्ट करनेवाले हैं। उत्तम 
और अधप--सभी सिद्धियोंके आश्रय तथा सम्पूर्ण 
'रोगोकि निवारक हैं। भौम, दिव्य तथा अन्तरिक्ष- 
सभी उत्पातोंका मर्दन करनेवाले हैं। विष, ग्रह 
और पिशाचोंको भी अपना ग्रास जना लेनेवाले 
तथा सम्पूर्ण मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैं। 
'पापसमूहको पीड़ा देकर दूर भगानेके लिये वे 
उस प्रबल प्रायिक प्रतीक हैं, जो दुर्भाग्य तथा 


दुःखका विनाशक है॥१--३॥ 


रुद्रशान्ति 

“एकवीर'का सर्वाङ्गमे न्यास करके सदा 
पञ्चमुख शिवका ध्यान करे। (विभिन कामें 
उनके विभिन्न शुक्ल-कृष्ण आदि व्णोका ध्यान 
किया जाता है। यथा-_) शान्ति तथा पुष्टि-कर्में 
भगवान्‌ शिवका वर्ण शुक्ल है, ऐसा चिन्तन करे। 
बशौकरणमें उनके रक्तवर्णका, स्तम्भनकर्मपेँ 
तवरा, उच्चाटन तथा मारणकर्ममें धूम्रवर्णका, 
आकर्षणमें कृष्णवर्णका तथा मोहन-कर्मपें 
'कपिलवर्णका चिन्तन करना चाहिये। (अघोरमन्र 
बत्तीस अक्षरोंका मन्त्र बताया गया है।) वे बत्तीस 
अक्षर वेदोक्त अघोरशिवके रूप हैं। अतः उतने 
अक्षरोंके मन्त्रस्वरूप अघोरशिवकी अर्चना करनी 


८ का 


चाहिये। इस मन्त्रका (बत्तीस) या तीस लाख 
जप करके उसका दशांश होम करे। यह होम 
गुग्गुलमिश्रित घीसे होना चाहिये। इससे मन्त्र 
।सिद्ध' होता और साधक 'सिद्धार्थ' हो जाता है। 
वह सब कुछ कर सकता है। अघोरसे बढ़कर 
दूसरा कोई मन्त्र भोग तथा मोक्ष देनेवाला नहीं 
है। इसके जपसे अब्रह्मचारी ब्रह्मचारी होता तथा 
आखातक ज्रातक हो जाता है। अघोरास्त्र तथा 
अघोर-मन््र-दोो मनत्रराज हैं। इनमेंसे कोई भी 
मन्त्र जप, होम तथा पूजनसे युद्धस्थलमें शतुसेताको 
रौद सकता है॥४-८॥ 

अब मैं कल्याणमयी 'रूद्रशान्ति'का वर्णन 
करता हूँ, जो सम्पूर्ण मनोरथॉको सिद्ध करनेवाली 
है। पुत्रकी प्राप्ति, ग्रहयाधाके निवारण, विष एवं 
व्याधिके विनाश, दुर्चिक्ष तथा महामारीकी शान्ति, 
:स्वप्रनिवारण, बल आदि तथा राज्य आदिकी 
रपि और शकि संहे लिये इस स्ति का 
प्रयोग करना चाहिये। यदि अपने बगीचेके किसी 
चृक्षमें असमयमें फल लग जाय तो यह भौ 


अनिष्टकारक है; अतः उसकी शान्तिके लिये तथा | पूर्ववर्ती 


समस्त प्रहबाधाओँका नाश करके लिये भी उक 
शान्तिका प्रयोग किया जा सकता है। घूजन- 
कर्ममें मनत्रके अन्तमें “नम: ' बोलना चाहिये तथा 
हवन-कर्ममें 'स्वाहा'। आप्यायन (तृष्ठि)-में 
म्मे “वद्‌ पदका प्रयोग करे और पुष्टि 
कर्ममें 'वौषद्‌' पदका। मनम जो दो जगह 
'च'का प्रयोग है, यहाँ आवश्यकताके अनुसार 
“जम:', 'स्वाहा' आदि जातिका योग करना 
चाहिये॥ ९--१२॥ 
कुद्रशन्ति-मनत्र 
ॐ रुराव च ते ॐ वृषभाय नमोऽविमु्ताया- 


रूपाय॥ १३॥ 


उत्तरवर्ती कमलदलमें नियतितत्त्वकी स्थिति 
है, जल (वरुण)-की दिशा पश्चिमके कमलदलमें 
कालतत्व है और नैऋत्यकोणवर्ती दलमें मायातत्त्व 
अवस्थित है; उन सबमें देवताओंकी पूजा होती 


जम: । मधुपिङ्गलाय नम:--मधुपिङ्गलाय।'--इन 
सबकी पूजा नियतितत्वमें होती है । 'अनन्तायाद्राय 
शुष्काय पयोगणाय (नमः )।'--इनकी पूजा 
कालतत्वमें करे।“करालाय विकरालाय ( नमः )।' 
इन दोकी पूजा मायातत्वमें कोर । 'सहखशीरषाय 
सहखवकत्राय सहस्वकरचरणाथ सहस्रलिङ्गाय 
(जप: )/--इलकी अर्चना विद्यातत्वमें करे। वह 
इसे दक्षिण दिशाके दलमें स्थित है। वहीँ छः 
पर्दोसे युक्त षड्विध रुका पूजन करे। यथा- 
“एकजटाय द्विजटाय त्रिजटाय स्वाहाकाराय 
स्वधाकाराय वषट्काराय घद्रुद्राय।' स्कन्द! 
अप्निकोणवर्ती दलमें ईशतत्वकी स्थिति है। उसमें 
क्रमशः भूतपतये पशुपतये उमापतये कालाधिपतये 
(जम: )॥' बोलकर भूतपति आदिकौ पूजा करे। 
दल सदाशिव-तत्वमे छः पूजनीयोकी 
स्थिति है, जिनका मिम्ाङ्कित मन्त्रमे नामोलेख 
हे। यथा उमायै कुरूपधारिणि ॐ कुरु कुरु 
'रूहिणि रुहिणि रुद्रोऽसि दवना देवदेव विशाख 
[हन हन दह दह पच पच मथ मथ तुरु तुरु अरु 
अ घुरु चुर रुनु कृष्णपिडूल अकाल- 
पिशाचाधिपति जमः।' कमलकी 
कर्षिकामे शिवतत्वकी स्थिति है। उसमें भगवान्‌ 
उमा-महेश्वर पूजनीय हैं। मन्त्र इस प्रकार है 
ॐ व्योमव्यापिने व्योमरूपाय सर्वव्यापिने 
शिवायानन्ताय नाथायानाश्रिताय शिवाय' (प्रणवको 
अलग गिननेपर इस म्र कुल नौ पद हैं) 
'शिवतत्व्मे व्योमव्यापी नामवाले शिवके नौ 
दोका पूजन करना चाहिये॥ १४--२४॥ 
तदनन्तर योगपीठपर विराजमान शिवका नौ 


६६६ 


+अस्लिषुराणन 


ससम 


पदोंसे युक्त नाम बोलकर पूजन करे। मन्त्र इस 

प्रकार है- शाञ्चताय योगपीठसंस्थिताय 

नित्ययोगिने ध्यानाहाराय नम: । ॐ नम: शिवाय | 

सर्वप्रभवे शिवाय ईशानपूथांय तत्पुरुषाय 

पञ्चवकाय।' स्कन्द! तत्त्‌ सद नामक पूर्वदले 

जौ पदोंसे युक्त शिवका पूजन करे ॥ २५-२६॥ 
“अघोरहृदयाय 


विद्यातत्वमे 'पर्मेश्वराय अचेतनाचेतन योमन 
व्यापिन्तरूपिन्‌ प्रमथतेजस्तेज:--इस मन्त्रसे 
परमेश्वर शिवकी अर्चना करे॥ २७। २॥ 
मैत्रत्यकोणवर्ती मायातत्व तथा पश्चिमदिष्व्त 
कालत्वं निम्माङ्कित नता पूजन करे 
“ॐ धृ घृ याँ याँ अनिधान निधनोद्भव शिव 


सर्व परात्मन्‌ महादेव सद्धावेश्वर महातेज योगाधिपते 
मुझ मुझ प्रमध प्रमथ ॐ सर्व सर्व ॐ भव भव 
ॐ भवोद्भव सर्वभूतसुखप्रद ॥' २८--३०॥ 

वायुकोण तथा उत्तरवर्ती दलॉमें स्थित नियति 
एवं पुरुष-इन दोनों तत्तॉमें निम्नाक्षित नौकी 
पूजा करे 

'सवाँसाँतिध्यकर ब्ह्मविष्णुरुद्रपरानर्खितास्तुत 
सतत साक्षित्‌ साक्षिन्‌ तुरु तुरु पतङ्ग पतङ्ग पिङ्ग 
बिङ्ग ज्ञान ज्ञान। शब्द शब्द सूक्ष्म सूक्ष्म शिव 
शिव सर्वप्रद सर्वप्रद ॐ नमः शिवाय ॐ नमो 


तकका मन्त्र पढ़कर पूजन, जप और होम करे। 
यह "सरन्ति ग्रहवाधा, रोग आदि तथा त्रिविध 
पोडाका शमन करवली तथा सम्पूर्ण मनोरथोंकी 
साधिका है॥३२॥ 


इसा प्रकार आदि आग्रेय महारो 'हशाल्ति-विधान-कषन” नामक 
अत सौ चाँयौसका अध्याय पूरा हुआ# १२४॥ 


pn 
तीन सौ पचीसवाँ अध्याय 


रुद्राक्ष-धारण, मन्त्रोंकी सिद्धादि 
महादेवजी कहते हैं स्कन्द! शैव-साधकको | 
रुद्राक्षका कड़ा धारण करना चाहिये। स्द्राकषॉकी 
संख्या विषम हो। उसका प्रत्येक मनका सब 
ओरसे सम और दृढ हो। रुद्राक्ष एकमुख, त्रिमुख 
था पञ्चमुख--जैसा भी मिल जाय, धारण करे। 
दिमुख, चतुर्मुख तथा षण्मुख रुद्राक्ष भी प्रशस्त 
माना गया है। उसमें कोई क्षति या आघात न 
हों--वह फूटा या घुना न होना चाहिये। उसमें 
तीखे कण्टक होने चाहिये। दाहिनी बह तथा 
शिखा आदियें चतुर्मुख रुद्राक्ष धारण करे। इससे 
अब्रहाचारी भी ब्रह्मचारी तथा अल्नातक पुरुष भी 
खातक हो जाता है। अथवा शिव-मन्त्रकौ पूजा 


करके सोनेकी अँगूठौको दाहिने हाथमे धारण 


संज्ञा तथा अंश आदिका विचार 
करे॥१-३॥ 

शिव, शिखा, ज्योति तथा सावित्र-ये चार 
“नोचर' हैं। गोचर'का अर्थ 'कुल' समझना चाहिये। 
उसीसे दीक्षित पुरुषको लक्ष्य करना चाहिये। 
शिवकुलमें प्राजापत्य, महीपाल, कापोत तथा 
अन्थिक--ये चार गने जाते हैं। कुटिल, वेताल, 
पदा और हंस--ये चार “शिखाकुल'में परिगणित 
होते हैं। भत, वक, काक और गोपाल--यै 
चार 'च्योति' नामक कुलमें समझे जाते हैं। 
कुटिका, साठर, गुटिका तथा दण्डी-ये चार 
"सावित्रीनकुल'मै गिने जाते है।इस प्रकार एक- 
[एक कुलके चार-चार भेद हैं॥४-६६॥ 

अब मैं “सिद्ध” आदि अंशोकी व्याख्या करता 


अध्याय ३२५० 
ममम मनम 


बब 


हूँ, . 
पृष्वीपर कृटयनत्रहित मातृका (अक्षर) लिखे। 
मन्तराकषरांको विलग-विलग करके अनुस्वारको 
प्रथक्‌ ले जाय। साधकका भी जो नाम हो, उसके 
अक्षरको अलग-अलग करे। मन्त्रके आदि और 
अन्तमें साधकके नामाक्षर जोड़े। फिर सिद्ध, 
साध्य, सुसिद्ध तथा अरि-इस संज्ञाके अनुसार 
अक्षरको क्रमशः गिने। मन्त्रके आदि तथा 
अन्तमं सद्ध हो तो वह शत-प्रतिशत सिद्धितावक 
होता है। यदि आदि और अन्त दोनोमे 'सिद्ध' 
(अक्षर) हों तो उस मनकी तत्काल सिद्धि होती 
है। यदि आदि और अन्तमे भी 'सुसिद्ध' हो तो 
उस मन्त्रको सिद्धवत्‌ मान ले--वह मन्त्र अनायास 
ही सिद्ध हो गया-ऐसा समझ ले। यदि आदि 
और अन्त-दोनोंमें 'अरि' हो तो उस मन्त्रको 
दूरसे ही त्याग दे। 'सिद्ध' और 'सुसिद्ध'- 
'एकार्थक हैं। 'अरि' और “साध्य' भौ एकसे ही 
हैं। यदि मन्रके आदि और अन्त अक्षम भौ 
मल 'सिद्ध/ हो और बीचमै सहसों 'रिपु- 
अक्षर हों तो भी थे दोषकारक नहीं हते हैं। 
'मायाबीज, प्रसादबीज और प्रणवके योगसे विख्यात 
मन्त्रमे अंशक होते हैं। वे क्रमश: ब्रहम, विष्णु 
तथा स्के अंश हैं। ब्रह्माका अंश '्रहावद्या' 
कहलाता है। विष्णुका अंश 'वैष्णव' कहा गया 
है। रुद्रांशक मन्त्र 'बीर' कहलाता है। इन्द्रांशक 
मन्त्र 'ईश्वरप्रिय' होता है। नागांस-मत्त्र नागॉंकी 
भत स्तब्ध नेत्रवाला माना गया है। यक्षके 
अंशका मन्त्र 'भूषणप्रिय' होता है। गनधवोकि 
अंशका मन्त्र अत्यन्त गीत आदि चाहता है। 
भीमा, रक्षसां तथा दैल्‍्यांश-मत्र युद्ध कगानेवाला 
होता है। विद्याधरोंके अंशका मन्त्र अभिमानी 


होता है। पिशाचांश मन्त्र मलाक्रान्त होता है। 
मन्त्रा पूर्णतः निरीक्षण करके उपदेश देना 
चाहिये। एकाक्षरसे लेकर अनेक अक्षरोतकके 
अन्तरे अमं यदि “फद'--यह पल्लव जुड़ा हो 
तो उसे 'मनत्' कहना चाहिये । पचास अक्षरोतकके 
(फट्काररहित) मन्त्रकी 'विद्या' संज्ञा है। बीस 
अक्षरोतककी विद्याको “बाला विद्या' कहते हैं। 
बीस अक्षरोंतकके ' अस्त्रान्त' मन्त्रको 'रुद्रा' कहा 
गया है। इससे ऊपर तीन सौ अक्षरोतकके मन्त्र 
"बृद्ध कहे जाते हैं। आकारसै लेकर हकारतकके 
अक्षर मनें होते है । मन्ते क्रमशः शुक्ल और 
कृष्ण-दो पक्ष होते हैं। अनुस्वार और विसर्गको 
छोड़कर दस स्वर होते हैं। हस्वस्वर शुक्लपक्ष 
तथा दीर्धस्वर कृष्णपक्ष हैं। ये ही प्रतिपदा आदि 
तिथियाँ हैं। उदयकालमें शान्तिक आदि कर्म 
करावे तथा भ्रमितकालमें वशीकरण आदि। 
भ्रमितकाल एवं दोनों संध्याओंमें षण तथा 
उच्चाटन-सम्बन्धी कर्म करे। स्तम्भनकर्मके लिये 
सूरयास्तकाल प्रशस्त है। इडा नाड़ी चलती हो तो 
शान्तिक आदि कर्म करे। पिङ्गला नाड़ी चलती 
हो तो आकर्षण-सम्बन्धी कार्य करे। विषुवकालमें 
जब दोनों नाड़ियाँ समान भावसे स्थित हों, तब 
आरण, उच्चाटन आदि पाँच कर्म पृथक्‌-पृथक्‌ 
सिद्ध करे। तीन ताने गृहमें नीचेकै तानेको 
“पृथ्वी', बौचवालेको 'जल' तथा ऊपरवालेको 
“तेज' कहते हैं। जहाँ-जहाँ रुर (छद या गवाक्ष) 
है, बहा बहाम वायु और भीतरी पारमे 
आकाश है। पार्थिव अंश सतमभन, जलीय अंशम 
जाततर तथा तैजस अरम वशीकरण आदि कर्म 
करे। बायुमें भ्रमण तथा शून्य (आकाश)-में 
युम्यकर्म या पुण्यकालका अध्यास करे॥७-२३॥ 


इसा अकार आदि आग्रेय महातुराणयों “अशक आदिका कथन" नामक 
जीत सौं परचीसवा अध्याय पूरा हुआ॥ २२५४ 
re 


६६८ 


तीन सौ छन्ब्रीसवाँ अध्याय 
गौरी आदि देवियों तथा मृत्युंजयकी पूजाका विधान 


महादेवजी कहते हँ--स्कन्द! अब मै सौभाग्य 
आदिके निमित्त उमाकी पूजाका विधान बताऊँगा। 
उनके मन्त्र, ध्यान, आवरणमण्डल, मुद्रा तथा 
'होमविधिका भी प्रतिपादन करूँगा॥१॥ 

“गौ गौरीमूतये लमः-*।'--यह गौरीदेवीका 
चाचक मूल मन्त्र है। “ॐ हीं सः शां गौर्यै 
नमः ।' तीन अक्षरे ही “नमः ' आदिके योगपूर्वक 
चढङ्गन्यास करना चाहिये। प्रणवसे आसन और 
हदप-मनसे मूर्तिको उपकल्पना करे। 'ऊ कालबीज 
तथा शिवबीजका उद्धार को । दौर्षस्वस्से आक्रान्त 
परण-'यां थीं" इत्यादिसे जातियुक षडङ्गन्यास 
करे। ग्रणबसे आसन तथा इदय-मन्तरसेमूरतिन्यास 
करे। यह मैंने “यामल-मन्त्र' कहा है। अब 
“एकवीर'का वर्णन करता हूँ। सृष्टिन्याससे युर 
व्यापकन्यास आगर, माया तथा कृश्ण करे। 
'शिव-शक्तिमय बीज हृदयादिसे वर्जित है । गौरीकी 
सोने, चाँदी, लकड़ी अथवा पत्र आदिको 
प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करे। अथवा पाँच 
पिण्डीवाली म्यी प्रतिमा बनाये। चारों कोणोमें 
अव्यक्त प्रतिमा रहे और मध्यभागमें पाचवी व्यक्त 
प्रतिमा स्थापित करे। आवरण-देवताओंके रूपें 
क्रमशः ललिता आदि शक्तियोंकी पूजा करनी 
चाहिये। पहले वृत्ताकार अष्टदल कमल बनाकर 
आग्रेय आदि कोणवर्ती दलॉमें क्रमश: ललिता, 
सुभगा, गौरी और क्षोभणीको पूजा करे। फिर 
पूर्वादि दलॉमें चम, ज्येष्ठा, क्रिया और ज्ञानाका 
जन करे। पीठयुक्त वामभागमें शिवके अव्यक्त 
रूपकी पूजा करनी चाहिये। देवीका व्यक्त रूप 
दो या तीन नेत्रॉवाला है। वह शुद्ध रूप भगवान्‌ 
शंकरके साथ पूजित होता है। वे देवी दो पीठ 


या दो कमलॉपर स्थित होती हैं। वहाँ देवी दो, 
चार, आठ अथवा अठारह भुजाओंसे युक्त हैं, 
सा चिन्तन करे। वे सिंह अथवा भयको भी 
अपना वाहन बनाती हैं। अष्टादशभुजाके दायें नौ 
हाथोंमें नौ आयुध हैं, जिनके नाम यों है-क्‌ 
(हन्‌), अक्ष, सूत्र (पाश), कलिका, मुण्ड, 
उत्पल, पिण्डिका, बाण और धनुष। इनमेंसे 
एक-एक महान्‌ वस्तु उनके एक-एक हाथकी 
शोभा बढ़ाते हैं। वामभागके नौ हाथोंमें भी 
प्रत्येक एक-एक करके क्रमशः नौ वस्तुएँ हैं। 
'यथा--पुस्तक, ताम्बूल, दण्ड, अभव, कमण्डलु, 
गणेशजी, दर्पण, बाण और धतुष॥२-१४॥ 

उनको 'व्यक्त' अथवा 'अब्यक्त' मुद्रा दिखानी 
चाहिये। आसन-समर्पणके लिये 'पद्य-मुद्रा' कही 
गयी है। भगवान्‌ शिवकी पूजाम 'लिम्न-मुद्र' का 
विधान है। यही 'शिवमुद्रा' है। 'आवाहनीमुद्रा' 
दोनोंके लिये है। शक्ति-मुद्रा 'योनि' नामसे कही 
गवी है। इनका मण्डल या मन्त्र चौकोर है। यह 
चार हाथ लंबा-चौड़ा हुआ करता है। मध्यवर्ती 
चार कोहोँमै त्रिदल कमल अङ्कित करना चाहिये। 
तीनों कोणोंके ऊर्ध्वभागमें अर्धचन्द्र रहे। उसे दो 
पर्दो (को्टो)-को लेकर बनाया जाय। एकसे 
दूसरा दुगुना होना चाहिये। ट्वारांका कण्ठभाग 
दो-दो पदका हो; किंतु उपकण्ठ उससे दुगुना 
रहना चाहिये। एक-एक दिशामें तीन-तीन द्वार 
रखने चाहिये आथवा *सर्वतोभद्र' मण्डल बनाकर 
उसमें पूजन करना चाहिये। अथवा किसी चबूतरे 
या वेदीपर देवताकौ स्थापना करके पञ्चगव्य तथा 
'पछ्ामृत आदिसे पूजन करे॥ १५--१८॥ 

पूजन करके उत्तराभिमुख हो उन्हें लाल रंगके 


«शि इसी मनो मन कहा यू नो बन गे है, उनका उधे वहाँ नह मिलत है। 


«अध्याय ३२७० 


द्दर 


फूल अर्पण करने चाहिये। घृत आदिकी सौ 
आहुतियाँ देकर पूर्णाहुति प्रदान करनेवाला साधक 
सम्पूर्ण सिद्धियाका भागी होता है। फिर बलि 
अर्पित करके तीन या आठ कुमारियोंको भोजन 
'करावे। पूजाका नैवेद्य शिवभकोँको दे, स्वयं 
अपने उपयोगमें न ले। इस प्रकार अनुष्ठान करके 
कन्या चाहनेवालेको कन्या और पुत्रहीनको पुत्रकी 
प्राप्त होती है। दुर्भाग्यवाली स्त्री सौभाग्वशालिनी 
होती है। राजाको युद्धमें विजय तथा राज्यको 
प्राप्ति होती है। आठ लाख जप करसे वाविसद्धि 
प्राप्त होती है तथा देवगण वशे हो जाते हैं। 
उष्टदेवको निवेदन किये बिना भोजन न करे। 
चायें हाथसे भी अर्चना कर सकते हैं। विशेषतः 
अष्टमी, चतुर्दशी तथा तृतीयाको ऐसा करनेकी 

विधि है॥ १९-२२ ६॥ 
अब मैं मृत्युजयकी पूजाका वर्णन करूँगा। 
जल प्रकार आदि आरव महानुराणरमे 


'कलसमें उनकी पूजा करे। हवनमे प्रणव मृत्युजयकी 
मूर्ति है और 'ओ जू सः ।'--इस प्रकार मूलमन्त्र 
है।'ऑ जू सः वौषट्‌।'--ऐसा कहकर अर्चनीय 
देवता मृत्युजयको कुम्भमुद्रा दिखावे। इस मन्त्रका 
दस हजार बार जप करे तथा खीर, दूर्वा, घृत, 
अमृता (गुडुची), पुनर्नवा (गदहपूर्ना), पायस 
(पःपक् वस्तु) और पुरोडाशका हवन करे। 
भगवान्‌ मृत्युजयके चार मुख और चार भुजाएँ 
हैं। वे अपने दो हाथोमे कलश और दो 
हाथमे वरद एवं अभयमुद्रा धारण करते हैं। 
कुम्भमुद्रासे उन्हें खान कराना चाहिये। इससे 
(आरोग्य, ऐश्वर्य तथा दीर्घायुकी प्राप्ति होती है। 
इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित औषध शुभकारक होता 
है। भगवान्‌ मृत्युजय ध्यान किये जानेपर मृत्युको 
दू कलेवाले हैं, इसलिये उनकी सदा पूजा होती 
है। २३-२७॥ 

“गौरी आदिको पूजाका कर्षत/ नामक 


सीन सौ छन्बौसका अध्याय पूरा हुआ ३२६॥ 


Spree 
तीन सौ सत्ताईसवाँ अध्याय 
विभिन्न कमें उपयुक्त माला, अनेकानेक मन्त्र, लिङ्ग-पूजा 


तथा देवालयकी 

भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं-- कार्तिकेय! ब्रतेश्वर 
और सत्य आदि देवताऑका पूजन करके उनको 
जतका समर्पण करना चाहिये। अरिष्ट-शान्तिके 


महत्ताका विचार 
सरकाना चाहिये। उपांशु जपमें तर्जनी और 
अङ्गुहके संयोगसे मणियॉकी गणना करे; किंतु 


लिये अरटमूलकी माला उत्तम है। कल्याणप्राप्तिके 
लिये सुवर्ण एवं रलमयी, मारणकर्ममें महाशङ्कमयी, 
शान्तिकर्ममे शङ्खमयी और पुत्रपाप्तिके लिये 
मौकिकमयी मालासे जप करे। स्फटिकमणिकी 
माला कोष-सम्पत्ति देनेवाली और रुद्राक्षकी 
माला मुक्तिदायिनी है। उसमें आँवलेके बराबर 
ख्ढ्ाक्ष उत्तम माना गया है। मेरुसहित या मसोत 
माला भी जपमें ग्राहा हैं। मानसिक जप करते 
समय मालाके मणियोंको अनामिका और अङ्गुहसे 


जपमें मेस्का कभी उलङ्घन न करे। यदि प्रमादवश 
माला गिर जाय, तो दो सौ बार मन्त्रजप करे। 
घण्ट सर्ववादयमय है। उसका वादन अर्थ-सिद्धि 
करेवाला है। गृह और मन्दिरमें शिवलिङ्गकी, 
गोमय, गोमूत, वल्मौक-मृत्तिका, भस्म और 
जलसे शुद्धि करनी चाहिये॥ १--६॥ 
कार्तिकेय! 'ॐ नमः शिवाय'--यह मन्त्र 
सम्पूर्ण अभीष्ट अथॉको सिद्ध करनेवाला है। 
चेदमें पा" और लोके 'षडक्षर' माना गया 
है। परम अक्षर ओंकारमें शिव सूक्ष्म वटबीजमें 


६०० 


टवृक्षके समान स्थित हैं। शिवके क्रमशः ' ॐ 
नमः शिवाय'--' ईशान: सर्वविद्यानाम्‌' 

मन्त्र समस्त विद्याओंके समुदाय इस घड 
गने भाष्य हैं। ' ॐ नमः शिवाय '-- वह मन्त्र 
ही परमपद है। इसी मन्त्रसे शिवलिङ्गका पूजन 
करना चाहिये; क्योंकि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष 
पदान करनेवाले भगवान्‌ शिव सम्पूर्ण लोकॉपर 
अनुग्रह केके लिये लिङ्गे प्रतिष्ठित हैं। जो 
मनुष्य शिवलिज्ञका पूजन नहीं करता है, वह 
धर्मकी प्राप्तिसे वञ्चित रह जाता है। लिज़पूजनसे 
भोग और मोक्ष दोनोंकी प्राप्ति होती है, इसलिये 
जीवनपर्यन्त शिवलिङ्गका पूजन करे। भले ही 
प्राण चले जाय, किंतु उसका पूजन किये बिना 


पत करता है। उसे सम्पूर्ण यह, तप, दानकी 
प्राप्ति होती है। मनुष्य लिङ्गकी स्थापना करके 


+ अख्िपुराणन 


उससे करोड़गुना फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य 


आदि | प्रतिदिन तीनों समय पार्थिव-लिङ्गका निर्माण 


करके बिल्वप्रॉसे उसका पूजन करता है, वह 
अपनी एक सौ ग्यारह पीढ़ियोंका उद्धार करके 
स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। अपने धनसंचयके 
अनुसार भक्तिपूर्वक देवमन्दिर निर्माण कराना 
चाहिये। दसि और धनिकको मन्दिर-निर्माणमे 
'ययाशर अल्प या अधिक व्यय करनेके समान 
फल मिलता है। संचित धनके दो भाग धर्मकर्म 
व्यय करके जीवन-निर्वाहके लिये समभाग रखें; 
क्योंकि जीवन अनित्य है। देवमन्दिर बनवानेवाला 
अपनी इक्कौस पीढ़ियॉंका उद्धार करके अभीष्ट 
अर्थकी प्राप्ति करता है। मिट्टी, लकड़ी, ईंट और 
पत्यसे मन्दिर-निर्माणका क्रमशः करोड्गुना फल 
है। आठ इंटॉसे भी मन्दिरका निर्माण करनेवाला 
स्वर्गलोकको प्राप्त हो जाता है। क्रौडामें धूलिका 
मन्दिर बनानेवाला भी अभीष्ट मनोरथको प्राप्त 
करता है॥ ७-११॥ 


इस प्रकार आदि आए महापुराणमे देवालय -माहाल्य- व्ण” नामक 
सन सौँ सतावसिवा अध्याय पूरा हुआ ३२७४ 


दि 
तीन सौ अद्ठाईसवाँ अध्याय 
छन्दोंके गण और गुरु-लघुकी व्यवस्था 


अप्रिदेव कहते हं वसिष्ठ! अब मैं वेदके 
मूलमन्तरेकि अनुसार पिङ्गलोक्त छन्दौंका क्रमशः 
वर्णन करुँगा। मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, 
'रणण, सगण और तगण-ये आठ गण होते हैं। सभी: 
गण तीन-तीन अक्षरेकि हैं। इनमें मगणके सभी 
अक्षर गुरु (555) और नगणके सब अक्षर लघु | 
(॥॥0 होते हैं। आदि गुरु (5॥) होनेसे ' भगण' 
तथा आदि लघु (।55) होनेसे 'यगण' होता है। 
इसी प्रकार अन्त्य गुरु (॥।5) होनेसे 'सगण” तथा 


अन्त्य लघु होनेसे 'तगण' (55।) होता है। पादके 
अनते यतमान ह्व अक्षर विकल्पसे गुर माना जाता 
है। विसर्ग, अनुस्वार संयुक्त अक्षर (व्यञ्जन), 
जिक्मूलोय तथा उपध्मानीयसे अव्यवहित पूर्वमे 
स्थित होनेपर “हस्व भी “गुरु' माना जाता है, दीर्घ 
तो गुरु है ही। गुरुका संकेत 'ग' और लघुका संकेत 
“ल है। ये “ग' और 'ल' गण नहीं हैं। 'वसु' शब्द 
आठकी और “वेद' चारकी संज्ञा हैं, इत्यादि बातें 
'लोकके अनुसार जाननी चाहिये॥ १--३॥ 


इल प्रकार आदि आग्रेय महापा 'छतदस्सातका कथन" वामक 
सीत स उद्वां अध्याय पूरा हुआ# ३२८४ 
er 


= अध्याय ३३०० 


तीन सौ उनतीसवाँ अध्याय 
गायत्री आदि छन्दोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ ! (गायत्री छन्दके 
आठ भेद हैं-आर्षी, दैवी, आसुरी, प्राजापत्या, 
याजुषी, साम्नी, आची तथा ब्रह्मी) “छन्द' शब्द 
अधिकारे प्रयुक्त हुआ है, अर्थात्‌ इस पूरे 
प्रकरणमें छन्द-शब्दकी अनुवृत्ति होती है। 'दैवौ' 
गायत्री एक अक्षरकी, ' आसुरी' पंद्रह अक्षरी, 
“प्राजापत्या' आठ अक्षी, "याजुषी" छ: अक्षरोंकी, 
'साम्नी' गायत्री बारह अक्षरोंकी तथा 'आर्ची' 
अठारह अक्षरोंकी है। यदि साम्नी गावत्रीमे 
क्रमशः दो-दो अक्षर बढ़ाते हुए उन्हें छः 
कोष्ठे लिखा जाय, इसी प्रकार आची गात्रे 
तीन-तीन, प्राजापत्या-गायत्रीमें चार-चार तथा 
अन्य गायत्रिोमें अथात्‌ दैवी और याजुषी 
क्रमशः एक-एक अक्षर बढ़ जाय एवं आसुरी 
गायत्रीका एक-एक अक्षर क्रमशः छः कोड्ॉमें 
घटता जाय तो उन्हें 'साम्नी' आदि भेदसहित 
क्रमशः उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, बृहती, पङ्क, त्रिष्टुप्‌ 
और जगती छन्द जानना चाहिये। याजुषी, साम्नी 
तथा आर्ची-इन तीन भेदाँवाले गायत्री आदि 
प्रत्येक छन्दके अक्षरको पृथक्‌-पृथक्‌ ओड्नेपर 

इस प्रकार आदि आफ्रेय 


उन सबको “ब्राहमी-गायत्री', “ब्राहमी-उष्णिक्‌' 
आदि छन्द समझना चाहिये। इसी प्रकार याजुषीके 
पहले जो दैवो, आसुरी और प्राजापत्या नामक 
तीन भेद हैं, उनके अक्षरको पृथक्‌-पृथक्‌ छः 
कोडें जोड़नेपर जितने अक्षर होते हैं, वे ' आर्षी 
गायत्री 'आर्षी उच्णिक्‌” आदि कहलाते हैं। 
इन भेदोंको स्पष्टरूपसे समझनेके लिये चौसठ 
कोहोँमें लिखना चाहिये॥ १--५॥ 


(कोष्ठक इस प्रकार है-) 
प्र त्र 
[= | क 
०००५ अर. 
CE 
(७ ६] 
दि दा जा लाजाजाजाए। 
रा ताजा TREN 
[oe] ८] [nj] 
|] [+] 


महारणम 
छौ सा उतौसर्वाँ अध्याय पूरा हुआ# ३२१४ 
Sm 


तीन सौ तीसवाँ अध्याय 
“गायत्री 'से लेकर “जगती' तक छन्दोंके भेद तथा उनके 


देवता, स्वर, वर्ण 

अग्निदेव कहते हैं--इस़ प्रकरणकी पूर्ति 
होनेतक 'पाद: ' पदका अधिकार (अनुवर्तन) है। 
जहाँ गायत्री आदि छन्दोम किसी पादको अक्षर- 
संख्या पूरी न हो, वहाँ 'इय्‌', 'डव्‌' आदिके द्वारा 
उसकी पूर्ति की जाती है। (जैसे 'तत्सवितुवरेण्यम्‌' मे 


और गोत्रका वर्णन 

आठ अक्षरकी पूतिक लिये “वरेण्यम्‌'के स्थानमें 
“बरेणियम्‌' समझ लिया जाता है। 'स्व:पते'के 
स्थानमें “सुवःपते' माना जाता है।) गायत्री 
'छन्दका एक पाद आठ अक्षरोंका होता है। अर्थात्‌ 
जहाँ “ग्रीक पाद'का कथन हो, वहाँ आठ 


, अन्तिपुराण« 


श 
अक्षर ग्रहण करने चाहिये। [यही बात अन्य 
(छन्दोके पादोके सम्बन्धे भी है।) “जगती” 
छन्दका पाद बारह अक्षरका होता है। विराट्के 
पाद दस अक्षरोंके बताये गये हैं। "बरिष्ट 
छन्दका चरण ग्यारह अक्षरोंका है। जिस छन्दका 
जैसा पाद बताया गया है, उसीके अनुसार कोई 
छन्द एक पादका, कोई दो पादका, कोई तीनका 
और कोई चार पादका माना गया है। [जैसे आठ. 
अक्षरके तीन पादोंका "गायत्री" छन्द और चार 
पादोंका 'अनुष्ठुप्‌' होता है।] “आदि छन्द' 
अर्थात्‌ 'गायत्री' कहाँ छः अक्षरके पादोंसे चार 
पादोंकी होती है। [जैसे ऋ्वेदमें-' इन्र: 


पादोंसे तीन पादकी होती है। [जैसे ऋग्वेदमें- 
“युवाकु हि शचीनां युवाकु सुमतीनाम्‌। भूयाम 
बाजदाणाम्‌॥' (१ । १७। ४)] वह सात अक्षणेंचाली 
गायत्री 'पाद-निचृत्‌' सज्ञा धारण करती है। यदि 
'गायत्रीका प्रथम पाद आठ अक्षरका, द्वितीय पाद 
सात अक्षरोका तथा तृतीय पाद छः अक्षरका हो 
तो वह 'प्रतिष्ठा गायत्री' नामक छन्द होता है। 
(जैसे ऋषेदमें-' आपः पृणीत भेषजं वरूथं तने 
अम। ज्योक्‌ च सूर्य दृशे॥' (१।२२।२१)] 
इसके विपरीत यदि गायत्रीका प्रथम पाद छः, 
द्वितीय पाद सात और तृतीय पाद आठ अक्षरका 
हो तो उसे ' वर्धमाना!” गायत्री कहते हैं। यदि 
तीन पादोंाली गायत्रीका प्रथम पाद छ, द्वितीय 
पाद आठ और तीसरा पाद सात अक्षरोंका हो तो 
उसका नाम 'अतिपाद' निचृत्‌' होता है। यदि दो 
चरण नौ-नौ अक्षरोंके हों और तीसरा चरण छः 


अक्षका हो तो वह “चागी' नामकी गायत्र होती 
है। [जैसे ऋग्वेदमें-'अग्रे तमद्याश्व न स्तोमैः 
कतुं न भट्ट हदिस्पृशम्‌। ऋष्यामां ओहैः ॥' 
(४।१०।१)] यदि प्रथम चरण छः अक्षरोंका 
और द्वितीय-तृतीय नौ-नौ अक्षरोके हों तो 
“वाराही गायत्री' नामक छन्द होता है। [जैसे 
'सामवेदमे-- ग्ने ूड महाँ अस्यय आदेवं जनम्‌। 
इये बर्हिरासदम्‌॥' (२३)) अब तीसरे अर्थात्‌ 
*विराद' नामक भेदको बतलाते हैं। जहाँ दो ही 
चरणोँका छन्द हो, वहाँ यदि प्रथम चरण बारह 
और द्वितीय चरण आठ अक्षरका हो तो वह 
“द्विपाद्‌ विराट्‌" नामक गायत्री छन्द है। [जैसे 
'ऋष्वेदमें--'तृधियेंघानो हर्यतो विचक्षणो। राजा 
देवः समुद्रियः ॥' (९। १०७। १६) ] ग्यारह अधरेकि 
हीन चरण होनेपर 'ज्रिपाद विराट्‌' नामक गायत्री 
होतो है। [उदाहरण बेदम -'दुहीयन्‌ मित्रधितये 
युवाकु राये च नो मिमीतं वाजवत्दै। इषे च नो 
मीत धेुपत्यै॥' (१।१२०।९)] ॥ १-४॥ 
जब दो चरण आठ-आठ अक्षरॉके और एक 
चरण बारह अक्षरका हो तो वेदमें उसे 'उष्णिक्‌' 
जाम दिया गया है। प्रथम और तृतीय चरण आठ 
अक्षरोंकि हों और बीचका द्वितीय चरण बारह 
अक्षरॉंका हो तो वह तीन पादोंका 'ककुप्‌ 
उष्णिक्‌' नामक छन्द होता है । [जैसे ऋष्वेदमें- 
“सुदेवः समहासति सुवीरो नरो मरुतः स मर्त्यः । 
यं जाय्वेउस्यासते'॥' (५।५३। १५) ] जब प्रथम 
चरण बारह अक्षरोंका और द्वितीय-तृतीय चरण 
(आठ-आठ अक्षरके हों तो 'पुर उष्णिक्‌' 
नामक तीन पादोवाला छन्द होता है। [जैसे 
जहवेदमे-- अफ्वन्तरमृतमप्पु_ भेषजमपामुत 


उपार ऋक पळ होल विच हन वे 


छूछाए 


ह ऋषेदे पधार यो अहि से मिय प्रिय आर न वेन्‌» (८१८४। १) 


3. इस मनें सर्प के स्थान व्यू रहिले पि" काने तथा सदत के 


लेसे पकी पूर्ति होती है। 


से 'अस्व आसते' इस प्रकार दौष-्यूह 


्रशस्तये। देवा भवत वाजिन: ॥' (१ । २३। १९) ] 
जब प्रथम और द्वितीय चरण आठ-आठ 

हों और तृतीय चरण बारह अक्षरोंका हो तो 
"परोष्णिक्‌' छन्द होता है। [जैसे ऋष्वेदमें-- 
“अगे वाजस्य गोमत ईशान: सहसो यहो। अस्मे 
धेहि जातवेदो महि श्रव:'॥' (१ ।७९। ४) ] सात- 
सात अक्षरोंके चार चरण होनेपर भी 'उष्णिक्‌' 
जामक छन्द होता है। [जैसे ऋषेदमे नदं ब 
(ओदतीनां नद यो युवतीनाम्‌। पतिं वो अध्ल्यानां 
धेनूनामिषुध्यसि॥' (८ । ६९। २)] 

(आठ-आठ अक्षरके चार चरणोंका 'अनुष्दुप्‌' 
नामक छन्द होता है। [ जैसे यजुरवेदमे --' सहस्रशीर्षा 
पुरुष: सहस्राक्षः सहसरपात्‌। स भूमि स्वतः 
स्पृत्या अत्यतिषठरशाङ्गुलम्‌॥' (३१। १) ] अनुहप्‌ 
छन्द कहां-कहाँ तीन चरणोंका भी होता है। 
“त्रिपाद नुट्‌ दो तरहके होते हैं। एक तो वह 
है, जिसके प्रथम चरणमें आठ तथा द्वितीय और 
तृतीय चरणोमें बारह-बारह अक्षर होते हैं। दूसरा 
वह है, जिसका मध्यम अथवा अन्तिम पाद आठ 
अक्षरका हो तथा शेष दो चरण बारह-बारह 
अक्षे हों। आठ अक्षरके मध्यम पादवाले 
“श्िपाद्‌ अनुष्टुप का उदाहरण (जैसे ऋेदमें-- 
“परय धन्य वाजसातय, परि वृत्राणि सक्षणिः। 
दिपस्तरध्या अणया न इंयसे ॥' (९। ११०। १)] 
तथा आठ अक्षरके अन्तिम चरणवाले “त्रिपाद्‌ | 
अनुहुप्‌'का उदाहरण [ऋवेदे-'मा कस्म 
धातमभ्यमित्रिणे नो मा कुता नो गृहेभ्यो धेनवो 
गुः। स्तनाभुजो अशिशचीः॥' (१ । १२०।८)] 


दि एक चरण 'जगती'का (अर्थात्‌ बारह 
अक्षरका) हो और शेष तीत चरण गायत्रीके 
(अर्थात्‌ आठ-आठ अक्षरके) हों तो यह चार 
चरणोंका 'बृहती छन्द' होता है। इसमें भी जब 
पहलेका स्थान तीसरा चरण ले ले अर्थात्‌ वही 
जगतीका पाद हो और शेष तीन चरण गायत्रीके 
हों तो उसे “पथ्या बृहती' कहते हैं। [जैसे 
सामवेदमे-'मा चिदन्यद्‌ विशंसत सखायो मा 
रिषण्यत । इनत सतोता वृषरण सचा सुते मुहुरुक्था 
च शंसत॥' (२४२) ] जब पहलेवाला 'जगती का 
चरण द्वितीय पाद हो जाय और शेष तीन 
गावत्रीके चरण हों तो 'न्यङ्गुसारिणी यूहती' 
नामक छन्द होता है । [जैसे त्रशवेदमे -' मत्स्यपायि 
ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः। यूषा ते 
वृष्ण इन्दुवाजीसहरसातम: ॥' (१। १७५। १) ] 
आचार्य क्रोहुकिके मतमें यह (न्यङ्कुसारिणी) 
"स्कन्ध' या “ग्रीवा' नामक छन्द है' । यास्काचार्यने 
इसे ही “उरोबृहती' नाम दिया है। जब अन्तिम 
(चतुर्थ) चरण 'जगती'का हो और आरम्भके 
तीन चरण गायत्रीकै हों तो "उपरि बृहती'” 
नामक छन्द होता है। वही 'जगती'का चरण जब 
पहले हो और शेष तीन चरण गायत्री छन्दके हो 
तो उसे 'पुरस्ताद्‌ बृहती' छन्द कहते हैं। (जैसे 
ऋवे --'महो यस्पतिः शस्वसो असाम्या महो 
जृम्णस्य ततुजि:। मर्ता वज़स्थ धृष्णोः पिता 
पुत्रमिव प्रियम्‌" ॥' (१०। २२।३)) वेदमें कहीं- 
कहीं नौ-नौ अक्षरोके चार चरण दिखायी देते हैं। 
चे भी "बृहती' छन्दके ही अन्तर्गत हैं। [ उदाहरणके 


ए स रोक उम कका ज सन दिल मा है, उसे का मल हो जात है। हरषि यह विशेष सा 


[लेके लिखे पुनः उलेख किया गवा है। 
२, पिग सोरी वाम अ है। 


3. स उदाहरण सावट इस प्रक ह- जिन दे र: षन्‌ मह असि दिवस ॥ (३९) 
(४ आवे स्लोकके उतने जो बृहती छा लक्षण दिरा है, उसौले यह थी र हो जाता है; फिर भी विशेष संशा 


दक लिये यहाँ पसि को गयी है। 


सथमादम्‌'॥' (१। १८७। ११)] जहाँ पहले दस 
अक्षरके दो चरण हों, फिर आठ अक्षरे दो 
चरण हाँ, उसे भी 'यूहती' छन्द कहते हैं। (जैसे 
सामवेदमे-' अग्ने विवस्वदुषसकषितर राधो अमर्त्य। 
आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देव उवर्बुध:' ॥' 
(४०)] केवल 'जगती' छन्दके तीन चरण हों तो 
उसे “महाबृहती' कहते हैं। (जैसे ऋग्वेदमें-- 
“अजीजनो अमृत तष्य, ऋतस्य थर्सन- 
मृतस्य चारणः। सदासरो याजमच्छासनिष्यदत्‌ "| 
(९।११०।४)] ताण्डी नामक आचायकि ममं यहो 
"सतो यूहती' नामक छन्द है॥ ५-१०१ ॥ 
जहाँ दो पाद बारह-बारह अक्षरेके और 
दो आठ-आठ अक्षरे हों, वहाँ पङ्क" नामक 
छन्द होता है। यदि विषम पाद अर्थात्‌ प्रथम और 
तृतीय चरण पूर्वकथनानुसार बारह-बारह अक्षरोके 
हों और शेष दोनों आठ-आठ अक्षरोके तो उसे 
“सतःपङ्कि' नामक छन्द कहते हैं। [जैसे 
जल्वेदमे--'यं त्वा देवासो भनवे दधुरिह यि 
हव्यवाहन। य॑ कण्यो मेध्यातिथि्नस्पू्त यं वृषा 
'यमुपस्तुतः ॥' (१।३६।१०)] यदि वे ही चरण 
विपरीत अवस्थामें हों, अर्थात्‌ प्रथम-दृतीय चरण 
आठ-आठ अक्षरोके और द्वितीय-चतुर्थ बारह- 
बारह अक्षरोके तो भी वह छन्द 'सतःपद्धि' हौ 
कहलाता है। [जैसे त्रहवेदमे--'य ऋष्ये आवयत्सखा | 
विशेत्‌ स खेद जनिमा पुरुह्ुत: । तं विश्च मानुषा 
युगे, इन्र हवे तविषं यतासुचः ॥' ८।४६।१२)] 
जब पहलेके दोनों चरण बारह-बाएह अक्षरॉके 
हों और शेष दोनों आठ-आठ अक्षरोंके, तो उसे 


“प्रस्तारपद्धि” कहते हैं। [ ्यारहवें शलोकम बताये 
हुए “पङ्कि" छन्दके लक्षणसे ही यह गतार्थ हो 
जाता है, तथापि विशेष संज्ञा देनेके लिये यहाँ 
पु: उपादान किया गया है। मनर ब्रहमणमें 
इसका उदाहरण इस प्रकार है--“काम वेदते मदो 
जामासि समानया अमुं सुरा ते अभवत्‌। परमत्र 
जन्मा अग्रे तपसा निर्मितोऽसि " ॥' ] जब अन्तिम 
दो चरण बारह-बारह अक्षरोके हों और आरम्भके 
दोनों आठ-आठ अक्षरोके तो 'आस्तारपक्लि' 
नामक छन्द होता है। (जैसे ऋेदमें--भई नो 
अपि यातय, मनो दक्षमुत क्रतुम्‌। अधा ते सख्य 
अन्यस वि खो मदे रणन्‌ गायो न यवसे विवक्षसे॥' 
(६०।२५। १)] यदि बारह अक्षणेंवाले दो चरण 
चें हों और प्रथम एवं चतुर्थ चरण आठ-आठ 
अक्षरके हों तो उसे 'विस्तारपङ्कि' कहते हैं। 
(जसे ऋ्वेदमें-'अग्रे तव शरवो वयो, महि 
भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो। गृहद्धानो शवसा 
कजम दधासि दाशुषे कबे॥' (१० । १४० । १)] 
यदि बारह अक्षरोंवाले दो चरण बारह हों, अर्थात्‌ 
पथम एवं चतुर्थ चरणके रूपें हों और बीचके 
ढितीय-दृतीय चरण आठ-आठ अकरि हों तो 
बह 'संस्तारपाङ्कि' नामक छन्द होता है। [जैसे 
उवेदमे ~ पितुभृतो न तनुम सुदानवः प्रतिदष्मो 
अजामसि। उषा अप स्वसुस्तमः संवर्तयति बतंनि 
सुजातता ॥' (१०। १७२। ३)] पाँच-पाँच अकषरेकि 
चार पाद होनेपर “अक्षरपद्धि' नामक छन्द होता 
है। (जैसे ऋषेदमें-प्र शकत ` देवी मनीषा। 
अस्मत्‌ सुतष्टो रथो न वाजी॥' (७।३४।१)] 
पाँच अक्षरोके दो ही चरण होनेपर 'अल्पशः 
पङ्क" नामक छन्द कहलाता है। जहाँ पाँच-पाँच 


(३-३ फल सब साहले रशे च निए ककर सद को की है। 


४ यहाँ "मा असि, "तः अधि! 
सान इसे 'टिपदा' कहा है। 
५. कहाँ तज होनेसे एक अशरकी ल है। 


इस प्रकार ससे फ कौ जाती है। कायने इसे गायज छदम तिना है। 


ममम मस 


अक्षरे पाँच पाद हों, वहाँ “पदपद्धि” नामक 
छन्द जानना चाहिये। [जैसे ऋग्वेदमें-'घृतं न 
पूतं तनूरेपाः शचि हिरण्यं तत्ते रुक्यो न रोचत 
स्वथावः'॥' (४।१०।६)] जब पहला चरण 
चार अक्षरका, दूसरा छः अक्षरोंका तथा शेष 
तीन पाद पाँच-पाँच अक्षरोके हों तो भी “पद- 
पङ्कि' छन्द ही होता है। आठ-आठ अक्षरोके 
पाँच पोका 'पथ्यापद्धि' नामक छन्द कहा 
गया है।. [ जैसे ऋेदमें --' अक्षनमीपदन्त हाव 
प्रिया अधूषत। अस्तोषत स्वभानवो विरा नव्या 
यती योजान्चिन्द्र ते हरी ॥' (१।८२।२)] आठ- 
आठ अक्षरोके छ: चरण होनेपर 'जगतीपद्धि” 
नामक छन्द होता है। [जैसे मनर्रह्मणमे-' येन 
स्थियमकृणुत॑ येनापापृषत॑ सुराम्‌/ येनाक्षाम- 
भ्यपिज्तम्‌। येनेमा पृथ्वी मही यद्वां तदश्च 
अशस्तेन सामभिषञ्जतम्‌॥'] ॥ ११--१४॥ 
"जि" अर्थात्‌ ग्यारह अक्षरका एक पाद हो 
और आठ-आठ अक्षरोकि चार पाद हों ठो पाँच 
पारदोका 'त्रिरन्योतिष्पती ' नामक छन्द होता है। 
इसी प्रकार जब एक चरण “जगती'का अर्थात्‌ | 


आठ-आठ अक्षरोँके हों तो 'पुरस्ताज्योति '- 
जामक निप छन्द होता है और यदि पहला ही 
चरण बारह अक्षरका तथा शेष चार चरण आठ- 
आठके हों तो 'पुरस्ताज्योति' नामक जगती 
छन्द होता है। जब मध्यम चरण ग्यारह अक्षरों 
और आगे-पीछेके दो-दो चरण आठ-आठके हों 
तो “मध्ये-ज्योति"* नामक तरट छन्द होता है; 
इसी प्रकार जब मध्यम चरण बारहका तथा 
आदि-अन्तके दो-दो चरण आठ-आठके हों तो 
“मध्ये-ज्योति'` नामक जगती छन्द होता है। 
जब आरम्भके चार चरण आठ-आठ अक्षरोकि 
हों तथा अन्तिम चरण ग्यारह अक्षरोका हो तो 
उसे “उपरिष्टाज्योसि” नामक रिप छन्द कहते 
हैं। इसी प्रकार जब आदिके चार चरण पूर्ववत्‌ 
आठ-आठके हों और अन्तिम पाद बारह अक्षरोंका 
हो तो उसका नाम 'उपरिष्टाज्योति'* जगती 
छन्द होता है॥ १५३॥ 

गायत्री आदि सभी छन्दोके एक पादमं यदि 
चाच अक्षर हाँ तथा अन्य पादमं पहलेके अनुसार 
नियत अक्षर ही हों तो उस छन्दका नाम 


बारह अक्षरॉका हो और चार चरण “गायत्री'के 
(आठ-आठ अक्षरेकि) हों तो उस छन्दका नाम 
“जगतीज्योतिष्मती' होता है। यदि पहला हौ 
चरण ग्यारह अक्षरॉका हो और शेष चार चरण 


'शङकुपती' होता है। [जैसे प्रथम पाद पाँच 
अक्षरका और तीन चरण £: अक्षरॉका 
होनेपर उसे " गायत्री' कह सकते हैं।] 
जब एक चरण छः अक्षरोंका हो और अन्य 


बो पह ने रू अधाको अधिर है। अन्त यो अबको तुत या आकर लेखनेफ एसे प्रकार समह चाहि 

२, उदाहरण ऋणद-ीन को ह स तक यः सरोम चो यह: प्क यो धयत प्य्‌ यिस 
(विहता॥(१।१७३।५) 

३. उदाहरण दे अको उदेति सू नमे अस | आयुता खाले र प्राय; सिता 
ज्‌ पृषक्‌ ॥ (१।१५७। १) 
हाम हसुपस्थ मध संू। प्रेर्‌ दितीय तन पुंखोटपिभवासि, सर्वान्‌ कामात्‌ 


ददाह नोहे अः के देत को ने खमा सथिषय रेक्‍न: श्र दति सुमत्पायक 
दैदिह ॥(९।४८।७) 
६. उण आ र्न्‌ ग स्म्‌ रः पुः रन आन्तं तप 
७. उदाहरण ऋ-न नवतीा विषस्य रुक्‌ जे अस्य योजनं हा मधु त्या मुला 
कार (९।१९९। ३) 


६७६ 


+ ऑम्लिपुसण 


चरणोंमें पहले बताये अनुसार नियत अक्षर ही हों 
तो उसका नाम 'ककुदमती' होगा। जहाँ तीन 
पादवाले छन्दके पहले और दूसरे चरणमें अधिक 
अक्षर हों और बौचबालेमें बहुत ही कम हों, वहाँ 
उस छन्दका नाम "पिपीलिकमध्या' होगा। [जैसे 
त्रिपदा गायत्रीके आदि और अन्त चरण आठ- 
आठ अक्षरके हों तथा बीचवाला चरण तीन, चार | 
या पाँच अक्षरका हो तो उसे "पिपीलिकमध्या" 
कहेंगे।] इसके विपरीत जब आदि और अन्तवाले 
पादोके अक्षर कम हों और बौचवाला पाद 
अधिक अक्षरॉंका हो तो उस “ज्रिपाद गायत्री” 
'आदि छन्दको “यवमध्या ' कहते हैं। यदि “गायत्री ' 
या “उष्णिक्‌” आदि छन्देमि केवल एक अक्षरकी 
कमी हो, उसकी “निचृत्‌' यह विशेष संज्ञा होती 
है। एक अक्षरकी अधिकता होनेपर वह छन्द 
“भूरिक्‌' नाम धारण करता है। इस प्रकार दो 
अक्षराँकी कमी रहनेपर 'विराटू' और दो अक्षर 
अधिक होनेपर 'स्वराट्‌' संज्ञा होती है। संदिग्ध 
अबस्थामें आदि पादके अनुसार छन्दका निर्णय 
करना चाहिये। [जैसे कोई मन्त्र छब्बीस अक्षरका 
है, उसमें गायत्रीसे दो अक्षर अधिक हैं और 


उच्णिकूसे दो अक्षर कम-ऐसी दशामें वह 
“सवर्‌ गवती छन्द है या "विर्‌ उष्णिक्‌' ?-- 
ऐसे संदेहयुरू स्थलॉमें यदि मन्त्रका पहला चरण 
“गात 'से मिलता हो तो उसे “सवड गायत्री 
कहेंगे और यदि प्रथम पाद “डब्णिक्‌"से मिलता 
हो तो उसे 'विराड्‌ उष्णिक्‌” कह सकते हैं। इसी 
तरह अन्यत्र भी समझना चाहिये।] इसी प्रकार 
देवता, स्वर, वर्ण तथा गोत्र आदिके द्वारा 
संदिग्पस्थलमें छन्दा निर्णय हो सकता है। 
गायत्री आदि छन्दोके देवता क्रमशः इस प्रकार 
है-अप्रि, सूर्य, चन्द्रमा, बृहस्पति, मित्रावरुण, 
इत्र तथा विश्वेदेव। उक्त छन्दकि स्वर हैं- 
"बढ्ज' आदि। उनके नाम क्रमशः ये हँ--षद्ज, 
षभ, गान्धार, मध्यम, पशम, धैवत और 
निषाद। श्वेत, सारंग, पिशङ्ग, कृष्ण, नील, 
लोहित (लाल) तथा गौर-ये क्रमशः गायत्री 
आदि छन्देकि वर्ण हैं। 'कृति' नामवाले उन्दोंका 
वर्ण गोरोचनके समान है और अतिच्छन्दोंका वर्ण 
श्यामल है। अप्रिवेश्य, कायप, गौतम, अङ्गिरा, 
भार्गव, कौशिक तथा वसिह--ये क्रमशः उक्त 
सात छन्दोके गोत्र बताये गये हैं॥१६--२३॥ 


इस रकार आदि आग्रेक महातुराकर्ों 'छन्दस्साएका कथत” कायक 
जीन सौ तौलका अध्याय पूण हुआ ३३०४ 
Sm 


तीन सौ इकतीसवाँ अध्याय 
उत्कृति आदि छन्द, गण-छन्द और मात्रा-छन्दोंका निरूपण 


अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठजी ! एक सौ चार 
अक्षका 'उत्कृति' छन्द होता है। ( जैसे नुमे 
"होता यक्षदश्चिनौ छागस्य« ' इत्यादि (२१। ४१)] 
“उत्कृति' छन्दमेसे चार-चार घटाते जायँ तो 


क्रमशः निम्माङ्कित छन्द होते हैं-सौ अक्षरंकी 
“अभिकृति", छानबे अक्षरोंकी सस्कृति", ानये 
अक्षरको "विकृति, अठासी अक्षरोंकी * आकृति", 
चौरासी अक्षरोंकी “प्रकृति”, अस्सी अक्षराँकी 


(“कतिः आते के उनका जोकर यलो हिज ह, वले आकोके लिये टेम अनुसंधान कला चाहिये। 
बवे वो अग्र: सकृ देवक ता (२९।५८)॥ २. पतु देवो अहिः मवृ, वामनः किः इदि । 


३. सोमः 
इतदि परतमनमनः। 


णमा इद । ४." भ अतु दः कि प्रकृ सरश मा न्यु ुपतय् 


„अयाय ३३१० 


म तत त त क कक क कस भकम 9 भ+9क समर 


*कृति", छिहत्तर अक्षरोंकी ' अधिकृति”, बहत्तर 
अक्षरको 'धृति", अड्सठ अक्षरोंकी ' अत्यष्टि 
चौसठ अक्षरोंकी 'अष्टि", साठ अक्षराँकी 
“अतिशक्करी", छप्पन अक्षराँकी 'शक्करी”, बावन 
अक्षरॉंकी 'अतिजगती ५ तथा अड्तालीस अक्षरोंकी 
“जगती” होती है। यहाँतक केवल वैदिक छन्द 
हैं। यहाँसे आगे लौकिक छन्दका अधिकार है। 
“गायत्री'से लेकर “त्रिहुप्‌' तक जो आर्षछन्द 
वैदिक छन्दोमें गिनाये गये हैं, वे लौकिक छन्द 
भी हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-ज़िहुपू, पढि, 
जहती, अनुष्टुप, उष्णिक्‌ और गावत्री। गायत्र 
दमे क्रमशः एक-एक अक्षरकी कमी होनेपर 
“सुप्तिहा', "परति, ` मध्याः, ` त्त्र 
तथा 'आदि' नामक छन्द होते हैं॥ १-४॥ 
छन्दके चौथाई भागको 'पाद' या “चरण' 
कहते हैं। [छन्द तीन प्रकारके हैं-गणच्छन्द, 
मात्रा-छन्द और अक्षरच्छन्द]। पहले 'गणच्छन्द' 
दिखलाया जाता है। चार लघु अक्षरोंकी 'गण' 
संज्ञा होती है। ['आर्या'के लक्षणोंकी सिद्धि ही 
इस संज्ञाका प्रयोजन है।] ये गण पाँच हैं। कहीं 
आदि गुरु (5।।), कहीं मध्य गुरु ( ।5।), कहीं 
अन्त्य गुरु (॥5), कहाँ सर्वगुरु (55) और 
कहाँ चारों अक्षर लघु (॥ ॥!) होते हँ। [एक 


“गुरु” दो “लघु' अक्षरोंके बराबर होता है; अतः 
जहाँ सब लघु हैं, वहाँ चार अक्षर तथा जहाँ सब 
गुरु हैं, वहाँ दो अक्षर दिखाये गये हैं] अब 
“आर्या'का लक्षण बताया जाता है। साढ़े सात 
गणोंकी, अर्थात्‌ तीस मात्राओं या तीस लघु 
अक्षरांकी आधी “आर्या' होती है। [आर्यामें 
गुरुवर्णको दो मात्रा या दो लघु मानकर गिनना 
चाहिये।] 'आर्या' छन्दके विषय गणोमे जगण 
(। 5 ))-का प्रयोग नहीं होता" । किंतु छठा गण 
अवश्य जगण (। $।) होना चाहिये ५ अथवा 
चह नगण और लघु यानी सब-का-सब लघु भी 
हो सकता है। जब छठा गण सब-का-सब लघु 
हो तो उस गणके द्वितीय अकषरसे सुबन्त या 
'तिङन्तलक्षण पदसंज्ञाकी प्रवृत्ति होती है।' यदि 
छठा गण मध्य गुरु (। $।) अथवा सर्वलघु 
(।॥0 हो और सातवां गण भी सर्वलपु ही हो, 
तो सातवें गणके प्रथम अक्षरसे 'पद' संज्ञाकी 
प्रवृति होती है।" इसी प्रकार जब आयकि 
उत्तरार्थ-भागमें पाँचवाँ गण सर्वलघु हो तो उसके 
प्रथम अक्षरसे हौ पदका आरम्भ होता है।४ 
आयकि उत्तार्थ भागमें छठा गण एकमात्र लघु 
अक्षरका (।) होता है। जिस आयकि पूर्वार्ध 


और 5उत्तार्धमें तीन-तीन गणोंके बाद पहले 


छ कर गलः पते करन इ रछ ररर ररर? 
इति (१। १२७। ६)! ३. ऋणेदे-' अपन इ यार कण = दहो हि छः” तद (११ १३३।६)। ४ ऋणे अ 


गावे तवस पन्य सय समा री इत (१। १३६१ २) ।५ ऋ 


पकष महिषो यात विशष्प' इत्यादि 


((२।२२।१)। ६. ऋ साक जात; तुता साकघोजसा वशद इदि (२। २२। ३) । ७ ऋणे स्पर, एदा 
शार तदि । ८. माणे ते गष नि घोष त इत्यादि। ९. सामे सोपे जावेसे रमय सं 
महेमा मनीषा भ हिः प्रमति सि, ले सको मा शि बर उन ॥' (६९) 

उदाहरण- 


दोपि मध्यादि जलनिधि न्य्‌ । य टि ट विधिमति भूतः ॥ 
१८ सा जवति जग्रा देव दयमिप गणले कसक्धोत्पतवियुददिव॥ 
(सानो देवी खामेक सतीन सपदि किल सह:  पादस्र्शसुखादिव मौशितनयनोप्धवद्‌ यस्यः ॥ 
'कहाँ "मि सपदि' यही छठा गन है, इसमें दोष अशर पदका आ है। 


१४-१८; सा जयति यकिन: सकार । 


६७८ 4 अल्लिपुराण« 


मरम उनम 
पादका विराम होता है, उसे *पच्या' माना गया| गम्भीरनाभिरतिदी्थलोचना भवति सा सुभगा॥ 
है।॥५--८॥ --पहले पद्ममें पूर्वार्षमें, दूसरेमें उत्तरार्में 


जिस आयाकि पूर्वार्धमें या उत्तरार्धमें अथवा | तथा तीसरेमें दोनों जगह पाद-विराम तीन गणोंसे 
दोनॉमें तीन गण>ंपर पादविराम नहीं होता, उसका | आगे होता है! जिस आर्या-छत्दमें द्वितीय तथा 
जाम “बिपुला' होता है। [इस प्रकार इसके तीन | चतुर्थ गण गुरू अक्षरोके बीचमें होनेके साथ ही 
भेद होते हैं-१-आदिविपुला, २-अन्त्यविपुला | जगण अर्थात्‌ मध्यगुरु (। 5।) हों, उसका नाम 
तथा ३-उभयविपुला। इनमें पहलौका नाम 'मुख- | 'चपला' है। तात्पर्य यह है कि “चपला' नामक 
।' दूसरीका "जघनविपुला' तथा तीसरीका | आया प्रथम गण अन्त्यगुरु (।। 5), तृतीय गण 
*महाविपुला' है।] इनके उदाहरण क्रमशः इस | दो गुरु (55) तथा पञ्चम गण आदिगुरु (5॥) 
होता है। शेष गण पूर्ववत्‌ रहते हैं। पूर्वारधमें 
*चपला'का लक्षण हो तो उस आर्याका नाम 
“मुखचपला” होता है। परार्धमें चपलाका लक्षण 
होनेपर उसे 'जघनचपला" कहते हैं। पूर्वार्ध और 
जवीधिमोचनव्याजकथितजघना # | परार्थ-दोनोंमें चपलाका लक्षण संघटित होता हो 
३- या सी कुचकलशनितप्यमण्डले जायते महाविपुला। | तो उसका नाम “महाचपला" है। जहाँ आयकि 
ए बया सो मळ र रे म बहे बरक मन जा कि किस न कक 
अहालवल्ककम विध ह अतः सो छन एक साथ नहीं रह सकते। याद एक अ भी 
तपे 


अतः इत काध्य- बाधक जहाँ हो एस िषकक सके संग्रह नचे लिखे रलो है _ 


एक पणा, न" पला, कुल चार भेद हुए। इनसे रेक छ्‌ “चफला के ल भोसे थिन होकर ह प्रकारका होता है। 
आए ये और चार यहशैकै - यौ सलह हुए। एर सोलह गो आदि चार भ भेद होगे चौंस3 भैद हो हैं पहलेके सोला 
और चौंसअ-कुल असम. आक असी पेट है। 


आदिविपलापू्वक मखचपलाका उदाहरण -. 

स्या लोचने पिक़ले धुवी संग सुख रपम्‌। विनता दता रासी भवति मुखचपला» 
उपयाय पुख-चपलाका उदाहरण. 

Eo कपास । पिसृ ल्ला भवति लपल ॥ 

तास कपिछठा सतति महीभनाभिका बाप । सा सर्गा भवेव जपचपला॥ 
अनिलाय जचनचपलाका उदाहरण 

सः पदान व्यतत्य यति प्रदेशिनी रोर । वले सं जयदा सात्‌ 
सहाविपुलापूकक जपनधपलाका 

मकरसदनि दुस्यो रु ललक यसः । विजुलान्यवाभिजातापि आावते अधवचपलाओी॥ 


पयर 

इस ना मुरि काः । र्कं िर्तरयो महाचलः ॥ 
/पुा्षक महाचपलाका उदाहरण- 

'चिबुके कपोलदेलेकपि कृपिका दृशवहो हिसते चला: ॥ वुकि आदते सा महाधयला॥ 


अध्याय ३३१० ६७९, 


पूर्वा्धके समान ही उत्त भी हो, उसे “गीति” | आठ गण हों तो 'आयांगीति" नामक छन्द होता 
जाम दिया गया है। तात्पर्य यह कि उसके | है। कोई विशेषता न होनेसे इसका उत्तार्ध भी 
उत्तररधमे भी छठा गण मध्यगुरु (।5।) अथवा | ऐसा हो समझना चाहिये। यहाँ भी छठे गणमें 
सर्वलघु (॥॥॥|) करना चाहिये। इसी प्रकार जहाँ | मध्यगुरु और सर्वलघु--इन दोनों विकलपॉकी 
आयके उत्तराधके समान ही पूर्वार्थ भी हो, उसे | प्राप्त थी, उसके स्थानमें केवल एक 'लघु'का 
“उपगीति” कहते हैं। आयकि पूर्वोक्त क्रमको | विधान है॥९-१०३॥ 

विपरीत कर देनेपर 'उद्गीति" नाम पड़ता है। | अब “माजा-हन्द' बतलाया जाता है। जहाँ 
सारांश यह कि उसमें परार्थो उततार्ध और | विषम, अर्थात्‌ प्रथम और तृतीय चरणमें चौदह 
उतता्थको पूर्वे रखा जाता है। यदि पूवाध | लघु (मारं) हों और सम-द्वितोव, चतुर्थ 


'महाधिएुला-महाचफ्ला-' 
'पडेपुवलत०: पडित भवति यदि धितः । रल करोहि कुसं पनः मिय गतिः ॥ 
३ पोतका उपहर - 
मकरे जि । इति सवेश समिसो ैतः॥ 


'घिपुला । पपोधरक्ोजिमण्डले दुषो । उदितौ कमनो च सा रा भनो हरति॥ 
४ प्या आयागीतिका उदहरण- 
।आजमजरममरपक प्रकसन खडा पर । आनं भारो भकु स्वादितीयमार्ापौति:॥ 


चरणोँमें सोलह लघु हों तथा इनमेंसे प्रत्येक 
चरणके, अनते राण (5। 5), एक लघु और 
एक गुरु हो तो 'वैतालीय" नामक छन्द होता 
है। [साण, लघु और गुरु मिलाकर आठ 
भात्राएँ होती हैं, इनके सिवा प्रथम-दृतीय 
पमे छ:-छः मात्राएँ और दितीय-चतुर् चरणोमें 
आठ-आठ मात्राएँ ही शेष रहती हैं। इले 
जोड़कर ही चौदह-सोलह मात्राओँकी व्यवस्था 
की गयी है।] वैतालीय छन्दके आनम एक गुरु 
और बढ़ जाय तो उसका नाम 'औपच्छन्दसक” 
होता है॥ ११-१२॥ 

पोळ वैतालीय छन्दके प्रत्येक चरणके 
अल्तमें जो रगण, लघु और गुरुकी व्यवस्था की 
गयी है, उसकी जगह यदि भगण और दो गुरू 
हो जायें तो उस छन्दका नाम 'आपातलिका" 
होता है। उपर्युक्त वैतालीय छन्दके अधिका 
जो राण आदिके दवा प्रत्येक चरणके अनमं 
आठ लकारो (मात्राओं)-का नियम किया गया 
है, उनको छोड़कर प्रत्येक चरणमें जो 'लकार' 


शेष रहते हैं, उनमेंसे सम लकार विषम लकारके | 


साथ मिल नहीं सकता। अर्थात्‌ दूसरा तौसरेके 
और चौथा पाँचवेके साथ संयुक्त नहीं हो सकता; 
उसे पृथक्‌ हो रखना चाहिये। इससे विषम 
लकारोका सम लकारेके साथ मेल अनुमोदित 
होता है। द्वितीय और चतुर्थ चरणोमे लगातार छः 
लकार पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं प्रयुक्त होने चाहिये। 
प्रथम और तृतीय चरणों रुचके अनुसार किया 
जा सकता है।' अब 'प्राच्यवृत्ि' नामक वैतालीय 
छन्दका दिरदर्शन कराया जाता है। जब दूसरे और 
चौथे चरणमें चतुर्थ लकार (मात्रा) पञ्चम लकारके 
साथ संयुक्त हो तो उसका नाम 'प्राच्यवृतति" 
होता है। [यद्यपि सम लकारका विषम लकारके 
साथ मिलना निषिद्ध किया गया है, तथापि वह 
सामान्य नियम है; प्राच्यकृत्ति आदि विशेष 
स्थलोमि उस नियमका अपवाद होता है।] शेष 
लकार पूरक प्रकारसे ही रहेंगे। जब प्रथम और 
तृतीय चरणमें दूसरा लकार तीसरेके साथ मिश्रित 
होता है, तब “उदौच्यवृत्तिः नामक वैतालीय 
कहलाता है। शेष लकार पूवक रूपमे ही रहते 
है। जब दोनों लक्षणोंकी एक साथ हौ प्रवृत्ति हो, 


उदाहरण: 
अर्थ: राय पूर्व पः पका संरथ भिर पति विशिशणोहफाथीपान्दसक चरत ब्‌ ॥ 

॥ उदाहरण" 
कपिला वाचाटा विकटोनतदन्सै । आपातलिका पुरे नृपलिकुलेजपि न भु 


i] 
४, वसीय छरे इसका उदार 


पत मे धिष गिक नचर न टवी 
पुव पुशआवमादी कृतार्थे पुन: पतित्यम्‌ । इदमपरमिहोच्यते विशेकाटीपच्छनदसर्क खसय मृतम्‌ 
आधित िनरकणठी हंसतः मनच । विशादकमलकोयलगाजी जुवतिरिय हद तहणागाम्‌॥ 

कसय कन त हरि मानस । रसभ प्रायिक ॥ 


५ ण्यतिका 
६. उददीष्यचूतिका उदहरण- 


«अध्याय ३३१० 


६८१ 


रममम 


लान्स 


अर्थात द्वितीय और चतुर्थ पदों पञ्चम लकारके 
साथ चौथा मिल जाव और प्रथम एवं तृतीय 
चरणों तृतीयके साथ द्वितीय लकार संयुक्त हो 
जाय तो 'प्रवृत्तिक" नामक छन्द होता है। जिस 
वैतालीय छन्दके चारों चरण विषम पादोके ही 
अनुसार हों, अर्थात्‌ प्रत्यक पाद चौदह लकारोंसे 
युक्त हो तथा द्वितीय लकार तृतीयसे मिला हो, 
उसे 'चारहासिनी" कहते हैं। जब चारों चरण सम 
पादक लक्षणसे युक्त हों अर्थात्‌ सबरमे सोलह 
"लकार (मात्राँ) हों और चतुर्थ लकार पक्षमसे मिला 
हो तो उसका नाम “अपरान्तिका" है। जिसके 
अतये पादमें सोलह लका हं, कंतु पदके अन्तिम 
अक्षर गुरु ही हाँ, उसे “मात्राससक" नामक छन्द 
कहा गया है। साथ ही इस छन्‍्दमें नवम लकार 
'किसौसे मिला नहीं रहता। जिस 'मात्रासमक के 
चरणमें बारहवाँ लकार अपने स्वरूपमें हो स्थित 
रहता है, किसीसे मिलता नहीं, उसका नाम 
“वानवासिका है। जिसके चारों चरणों पाँचयाँ 
और आठवाँ लकार लपुरूपमें हौ स्थित रहता है, 
उसका जाम 'विश्लोक " है। जहाँ नवा भी लघु हो, 


चह “चित्रा” नामक छन्द कहलाता है । जहाँ नवौँ 
'लकार दसवेंके साथ मिलकर गुरु हो गया हो, 
हाँ उपचित्रा नामक छन्द होता है । मात्रासमक, 
विश्लोक, वानवासिका, चित्रा और उपचित्रा-- 
इन पाँचोमे जिस-किसी भी छन्दके एक-एक 
ताइको लेकर जब चार चरणॉका छन्द बनाया 
जाय, तब उस्े “पादाकुवक" कहते हैं। जिसके 
प्रत्येक चरणमें सोलह लघु स्वरूपे ही स्थित हों, 
किसौसे मिलकर गुरु न हो गये हों, उस छन्दका 
जाम “गीत्यार्या”” है। इसी गौत्यार्यामे जब आधे 
भागकी सभी माता गुरुरूपमें हों और आधे 
भागको सात्राएँ लघुरूपे तो उसका नाम 'शिखा' 
होता है। इसोके दो भेद हैं--पू्वा्धभाग्ें लघु- 
ही-लघु और उततम गुरु-ही-गुरु हों तो 
उसका नाम "ज्योति" बताया गया है। इसके 
विपरीत पूर्वार्धभागमें सब गुरु और उत्तर्धमें सब 
लघु हाँ तो 'सौम्या"" नामक छन्द होता है। जब 
पूर्वार्धभगरमे उन्तीस लकार और उत्थं इकतीस 
लकार हों एवं अन्तिम दो लकारोके स्थानम 
एक-एक गुरु हो तो उसका नाम 'चूलिका'" 


(एप _ रंहित । सिध्य ज्वं प्रवृधकपा, 

अनाकासूतदनादीधितिः  स्मतोल्तसितणण्डमण्डला । कटा हु कामिनी यनो हरति चारहासिती॥ 
१, समिरिलापनतमौङायली कमलकोसलाङ्गी गष इरि कस्य हद न कामतः सुरतकेतिकुशलापरत्तिका ॥ 
५ आशो धितो विरसाः सातः 


होता है। छन्दकी मात्राआँसे उसके अक्षरोँमें 
जितनी. कमी हो, उतनी गुरुकी संख्या और 
अक्षरोंसे जितनी कमी गुरुकी संख्यामें हो, उतनी 
लघुकी संख्या मानी गयी है। तात्पर्य यह है! कि 
यदि कोई पूछे, इस आयमि कितने लघु और 
कितने गुरु हैं तो उस आयांको लिखकर उसकी 
सभी मात्राओंकी गणना करके कहीं लिख 


ले, फिर अक्षरोंकी संख्या लिख ले। मात्राके 
अड्डॉमेंसे अक्षरोके अङ्क घटा दे; जितना बचे, 
वह गुरुकी संख्या हुई। इसी प्रकार अक्षरसंख्यामे 
गुरुको संख्या घटा देनेपर जो बचे, वह लघु 
अक्षरोंकी संख्या होगी'। इस प्रकार वर्ण आदिके 
अन्तरसे गुरु-लषु आदिका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये॥ १३-१८॥ 


जल रकार आहि आहय महुरं 'छन्दोजातिका विलपन” नामक 
जीत सा शकहीसका अध्याय पूरा हुआ# ३३१४ 
Pio 
तीन सौ बत्तीसवाँ अध्याय 
विषमवृत्तका वर्णन 


करते हैं] वततके तीन भेद हैं-सम, अर्थसम 
तथा विषम। इन तीनोका प्रतिपादन करता हूँ। 
“समवृत'कौ संख्यामे उतनी ही संख्यासे गुणा 
करे। इससे जो गुणनफल हो, उसे अर्धसमवृत्तकी 
संख्या समझ चाहिये। इसी प्रकार ' अर्धसमवृत' की 
संख्यामें भी उसी संख्यासे गुणा करनेपर जो अङ्क 


उपलब्ध हो, वह “विषमवृत्त'की संख्या है। 
'विषमवृत्त और अर्धसमवृत्तकी संख्यापेंसे मूलराशि 
टा देनी चाहिये। इससे शुद्ध विषम और शुद्ध 
अर्धसमवृत्तकी संख्याका ज्ञान होगा। [केवल 
जुणगसे जो संख्या जात होती है, वह मिश्रित होती 
है; उसमें अर्धसमके साथ सम और विषमके साथ 
अर्धसमकौ संख्या भी सम्मिलित रहती है'।] जो 
अतु छन्द प्रत्येक चरणमे गुरु और लघु 
अक्र समाप्त होता है; अर्थात्‌ जिसके प्रत्येक 


(रसोदः इदको वाता इस रफार ही आ सक है-एकलल मर एब अकम गुर शे ूलिका का 
आधा भग सम्पन होता है । इस प्रकार इसके पाथ और उर चेह इकलस-गकरोस मारं होती हैं तथा आम दो माजएँ 


रे रूपे सली हँ। इस रें उदकी व्यवस्था नहीं है। इसका 


उरण इस प्क है 


३. दारणा यह ' आ छ रुत है- 
समीपत हदये! चरि शिरं रमय भयले पुम 
इसमें माशसंखय ५७ है, इसेंसे अशरसंखवा चालीस घटी, शेष बचा १७। इठे ग्ण हैं अधप ४ में १७ गुरं घटा 

ह गयी। शेष २३ सपु है। इसी तरह अन्त समझना चाहिये। 
३. एव सब भेटको इस प्रर समा चाहिदे। गी छे ठे समूद किलने आर्घसयकृत और कितने विषम होंगे 


(तियमातुसार समनृतकी संख्या चौंसठनें सका गुणा करर ४०१६ होली है। यह समपि अधंसमबृतक सखा हुई। पुनः इसमें 


तीही संख्याले गुना करलेपर १९०००२६ होला है । सह सन आर्धलल- विक्रि विष सखन हुई। इसें मूत गय अङ्क 
४०९६ को घटा देप १६००३९२० होळ है । यह सुद्ध विकी संक हुई इसी प्रकार ४०९६ मे मलएशि ६४ घटा देप ४०३२ 
शेष रहा। चह रद अर्थसम 'को संख्या हुई। 


«अध्याय ३३२० 


पादमं अन्तिम दो वर्ण क्रमशः गुरु-लघु होते हँ, 
उसे 'समानी” नाम दिया गया है। जिसके चारों 
चरणोंके अन्तिम वर्ण क्रमशः लघु और गुरु हों, 
उसकी "प्रमाणी" संज्ञा है। इन दोनोंसे भिन 
स्थितिवाला छन्द 'वितान” कहलाता है। [इसके 
अन्तिम दो वर्ण केवल लघु अथवा केवल गुरु भी 
हो सकते हैं।] यहाँले तीन अध्यारयोतक "पादस्य" 
इस पदका अधिकार है तथा “पदचतुरूथ्व' छन्दके 
'पहलेतक ' अनुष्टुब्‌वक्त्रम्‌ 'का अधिकार है। तात्पर्य 
'यह कि आगे बताये जानेवाले कुछ अनुहुप्‌ छन्द 
“वकत्र' संज्ञा धारण करते हैं। 'वक्त्र' जातिके 
कमें पदके प्रथम अक्षरके पक्षात्‌ सगण (।।5) 
और नगण (।॥॥) नहीं प्रयुक्त होने चाहिये इन 
दोनोंके अतिरिक्त मगण आदि छ: गणोमेंसे किसी 
'एक गणका प्रयोग हो सकता है। पादके चौथे 
अक्षरके बाद भगण (5।।)-का प्रयोग करना 
उचित है। जिस “वका' जातिके छन्दं द्वितीय 
और चतुर्थ पादके चौथे अक्षर के बाद जगण 
(।$ 0)-का प्रयोग हो, उसे पथ्या वक्र कहते 
हैं। किसी-किसीके मतमें इसके विपरीत न्यास 
केसे, अर्थात प्रथम एवं तृतीय पदके बाद जगन | प्रत्येक चरणमें क्रमशः चार-चार अक्षर बढ़ते 


(।5॥)-का प्रयोग कर्नेसे “पथा” संज्ञा होती है। 
जब विषम पादेकि चतुर्थ अक्षरके बाद नगण 
(॥0 हों तथा सम पादोंमें चतुर्थ अक्षर के बाद 
यगण (॥5)-की हौ स्थिति हो तो उस 
*अनुष्दनूवका'का नाम “चपला' होता है। जब 
सम पादोमें सातवाँ अक्षर लघु हो, अर्थात्‌ चौथे 
अक्षरके बाद जगण (। 5।) हो तो उसका नाम 
“विपुला" होता है। [यहाँ सम पादोंमें तो सप्तम 
लघु होगा ही, विषम पादोमें भी यगणको 
बाधितकर अन्य गण हो सकते हैं-यही ' विपुला” 
और *पथ्या'का भेद है |] सैतव आचार्यके मतमें 
विपुलाके सम और विषम सभी पादोमें सातवाँ 
अक्षर लघु होना चाहिये। जब प्रथम और तृतीय 
पादोँमें चतुर्थ अक्षर के बाद यगणको बाध कर 
'विकल्पसे भगण (3।0), रगण (5। 5), नगण 
(॥0 और तगण (55) आदि हाँ तो "विपुला" 
छन्द होता है। 

इस प्रकार 'विपुला' अनेक प्रकारकी होती 
है। यहाँठक "वक्त्र" जातिके छन्दोंका वर्णन किया 
गया। अनुहुप्‌ छन्दके प्रथम पादके पश्चात्‌ जब 
प्रत्येक चरणमे क्रमशः चार-चार अक्षर बढ़ते 


(समीक बदल 


कसबोअपि विकरे यतमानं न रि । म य्सय केन हुलयत क्रियेत॥ 
उतना 


णं तय धर्म भ पाप इर मा कुक । श यदि लक्मौस्तव शिविर संशय 
रं दसत विशाल शगवायोगसमानम्‌ । पतेः मि गतिम वित्‌ 
वारस  वसुधागन्धिनि सम्‌ । किचत मही कामये खकाम्‌ ७ 
५ तेऽपि सौधा रः प्ररत रिः । स्मो हरसे 


९. उदाहरण--सैतेत यदार्यं लोर दहरः । रक्षक पुरू प्रतिहा स्वेन बाहुना॥ 


१७. यगणके झा 


एन 
इं सखे चनसुख स्मो च मिनो इदीचएको इदं टुदहीँति तथापि मे॥ 
इसी प्रकार अन्य भी बहुठ-से उदाहरण हो रूकते ै। विपुला” कनके पोका चौथा अ प्राय: गु ह होता है। 


जायें तो “पदचतुरूध्य'" नामक छन्द होता है। 
(तात्पर्य यह कि इसके प्रथम पादमें आठ 
अक्षर, द्वितीय पादमें बारह, तृतीय पादमं 
सोलह और चतुर्थ पादमं बीस अक्षर होते हैं।] 
उक्त छन्दके चारों चरणोमि अन्तिम दो अक्षर 
गुरु हों तो उसकी 'आपीड़' संज्ञा होती है। 


सभी लघु हों तो उसका नाप 'प्रत्यापीड'' होता 
है। 'पदचतुरूप्व' नामक छन्दके प्रथम पादका | 
दवितीय आदि पादोके साथ परिवर्तन होनेपर 
क्रमशः “मञ्जरी” 'लवली'” तथा ' अमृतधारा” 
नामक छन्द होते हैं। (अर्थात्‌ जब 


प्रथम पाद हो तो 'अमृतधारा' नामक छन्द होता 
है) अब '“डद्गता' छन्दका प्रतिपादन किया 
जाता है। जहाँ प्रथम चरणमें सगण (॥ 5), 
जगन (। 5), सगण (5) और एक लघु- 
ये दस अक्षर हों, द्वितीय पादमें भी नगण (॥॥)), 
सगण (।5), जगण (। 5।) और एक गुरु 
ये दस ही अक्षर हों, तृतीय पादमें भगण (5।), 
जगण (॥॥0, जगण (। 5), एक लघु 
तथा एक गुरु-ये ग्यारह अक्षर हों तथा चतुर्थ 
चरणमें सगण (॥ 5), जगण (। 5।), सगण 
(॥ 5), जगण (।5।) और एक गुरु 
ये तेरह अक्षर हं, वह ' उद्गता"' नामवाला छन्द 
है। उद्गताके तृतीय चरणमें जब रगण (38), 
नगण (॥॥), भगण (5॥) और एक गुरु-ये 
दस अक्षर हों तथा शेष तीन पाद 
पूर्ववत्‌ हो रहें तो उसका नाम 'सौरभ“' होता है। 
उद्गताके तृतीय पादमें जब दो नगण और 
दो सगण हों और शेष चरण ज्यो-कै-त्यो हँ 
तो उसकी “ललित'” संज्ञा होती है। जिसके 
प्रथम चरणमें यगण, सगण, जगण, भगण और 


रे रू कक ] 


लक 
रक एय तनः पदचतुरूअ न चा पुः पि सा 


= गुरु शकुका विधा नहँ हो । 


पुस, रति पचिकहलर यदि भवति कब विः ॥ 


३. चिल स रमति, काल यकप । 
४. जतयति ती प्रीति रे, कि चूतणकते। 


दो गुरु (अठारह अक्षर) हों, द्वितीय चरणमें 
जगण, जगण, रगण और एक गुरु (तेरह 
अक्षर) हों, तृतीय चरणमें दो नगण और एक 
सगण (नौ अक्षर) हों तथा चतुर्थ चरणमें तीन 
नगण, एक जगण और एक भगण (पंद्रह 
अक्षर) हो, वह उपस्थित “प्रचुपित नामक 
छन्द होता है। डक्त उन्दके तृतीय चरणमें जब 


३३३* 


क्रमशः दो नगण, एक सगण, फिर दो नगण 
और एक सगण (अठारह अक्षर) हों तो वह 
“वर्धमान” छन्द नाम धारण करता है। उसी 
दमं तृतीय चरणके स्थानम जब तगण, जगण 
और रगण (ये नौ अक्षर) हों तो वह 'शुद् 
'विराषभ" छन्द कहलाता है। अब अर्धसमवृत्तका 
चर्णन कहूँगा॥ १-१०॥ 


इस प्रकार आदि आद्रक महम 'विषमकृतका कर्षत' नामक 
ठन मौँ बतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ# ३३२० 


erin 
तीन सौ तैंतीसवाँ अध्याय 
वर्णन 
अग्रिदेव कहते हैं--जिसके प्रथम चरणे | है।] जिसके प्रथम चरणमे तीन सगण और एक 
तीन सगण, एक लघु और एक गुरु (कुल ग्यारह | गुरु तथा द्वितीय चरणे तीन भगण एवं दो गुरु 


अक्षर) हों, दूसरे चरणमें तीन भगण एवं दो गुरु 
हों तथा पूर्वाधक समान ही उतरार्ध भी हो, वह 
“उपचित्रक ” नामक छन्द है। जिसके प्रथम पादमें 
तीन भगण एवं दो गुरु हाँ और द्वितीय पादमें 
एक नगण (॥॥), दो जगण (।5।) एवं एक 
जगण हो, वह 'द्ुतमध्या” नामक छन्द होता है। 
[यहाँ भी प्रथम पादके समान तृतीय पाद और 
द्वितीय पादके समान चतुर्थ पाद जानना चाहिये। 
यही बात आगेके छन्दाँमे भी स्मरण रखनेयोग्य 


हों, उस छन्दका नाम 'वेगवती” है। जिसके 
पहले पादमें तगण (55), जगण (।5।), रगण 
(5।5) और एक गुरु तथा दूसरे चरणमें मगण 
(555), सगण (॥।5), जगण (।5।) एवं दो 
गुरु हों, वह ' भद्रविराट्‌" नामक छन्द है। जिसके 
प्रथम पादमें सगण, जगण, सगण और एक गुरु 
तथा द्वितीय पादमें भगण, रगण, नगण और दो 
गुरु हो, उसका नाम "केतुमती « है। जिसके पहले 
ही बात आगेके छल्दोमे भी स्मरण रखनेयोग्य | चरमं दो तगण, एक जगन और दो गुरु हों तथा 


ऋरव्र्य्य्म्न््ण्य्य्य 
(इयमतिशवसुभणा, 


५, यप रिम 
६. तव घज नसि चेव रहते समर 


पनि डः पि कलर च ततिः किला घ्या 


ल कः सकिनु ॥ 


८. इतधूरिपृपिपतिधिहा युदसहखलन्थजवलस्ीन्‌। 
सकते त कोऽपि वसुधां ती ने तव सेकम्‌ 


दूसरे चरणमें जगण, तगण, जगण एवं दो गुरु हों, | तथा दूसरेमें एक नगण, दो जगण, एक रगण और 
उसे 'आख्यानिकी" कहते हैं। इसके विपरीत यदि | एक गुरु हो, उसका नाम 'पुष्पिताग्रा* है। जिसके 
प्रथम चरणमें जगण, तगण, जगण एवं दो गुरु हों | पहले चरणमें रगण, जगण, रगण, जगण हो तथा 
और द्वितीय चरणमें दो तगण, एक जगण तथा दो | दूसरेमें जगण, रगण, जगण, रगण और एक गुरु 
गुरु हों तो उसकी “विपरीताख्यानकी”' संज्ञा | हो उसे “यवमती” कहते हैं। जिसके प्रथम और 
होती है। जिसके पहले पादमें तीन सगण, एक | तृतीय चरणों अद्टाईस लघु और अन्तमें एक गुरु 
लघु और एक गुरु हों तथा दूसरेमें नगण, भगण, | हो तथा 
भगण एवं रगण मौजूद हों, उस छन्दका नाम | एक गुरु हो तो उसका नाम 'शिखा" होता है। 
*हरिणप्लुता" है । जिसके प्रथम चरणमें दो नगण, | इसके 
एक रगण, एक लघु और एक गुरु हो तथा दूसरे | तीस लघु और एक गुरु हो तथा द्वितीय एवं 
चरणमें एक नगण, दो जगण और एक रगण हो, | चतुर्थ चरणोमें अवस लघुके साथ एक गुरु हो 
वह 'अपरवक्त्र” नामक छन्द है। जिसके प्रथम | तो उसे 'खज्जा“ कहते हैं। अब 'समवृत्त'का 
पादमें दो नगण, एक रगण और एक यगण हो | दिग्दर्शन कराया जाता है॥ १-६॥ 
हस रकार आदि आफ्रेय महु 'अर्धसमजृतका कर्ण ' नामक 
कफ सी तैलीसर्कों अध्याय पूरा हुआ0 ३३२० 


हिट 
तीन सौ चौंतीसबाँ अध्याय 
समवृत्तका वर्णन 


जा विक पक मत क क | हम कस नर आन "कहते हँ--'यति' नाम है विच्छेद | होनेपर तथा कहाँ-कहीँ पादके मध्यमें भी 'यति' 
या विरामका। (पादके अन्तमें श्लोकार्थ पूरा | होती है।] जिसके प्रत्येक चरणमें क्रमशः तगण 


क 
आखाको भेद उपजातिके रा हैं जहाँ विशेष संक-विधानके लिये हे ग हैं। 
३. तय सुन्न जराधिष विष 


(४. 'अपएवका” ऋमक छन्द 'वैतालीय' के रात है: फिर थी विशेष सहावे लिये यहाँ चढ़ा जया है। उदाहरण- 
सकृदपि कृपणेन चश नए परयति ससावानतम्‌। 


५. बह छन्द पचक के अनागत है, ठो भी विशेष सं दे लि इस रणे इसका पाठ किया गया है। उदाहरण- 
_समसितदशमा 


सम परासि भवेसापिा च सम प्रिया च पुः 8 

3. अधिमतबकुलकुसुसघनपरिसलसिलदलिसुखरिलषरिति मधौ सहधरकलसपवनरवतरलितससिजरंसि शयतरणि वि 
विकसित विविधकसुसलशिहसक लेते जसरि सम हरसि सुतनु लव चिःहदइतविषमगिका 

८. "शिखा" छदे हौ समान “खड़ा का भी उदाहरण होता उसका सम इसका विषम होगा और उसका विषम इसका सम होगा। 


और यगण हों, उसका नाम 'तनुमध्या" है। [यह | 
गायत्री छन्दका वृत्त है।] जिसके प्रत्येक चरणमें 
'जगण, सगण और एक गुरु हो, उसे 'कुमारललिता", 
कहते हैं। [यह उष्णिक्‌ छन्दका वृत्त है। इसमें 
तीन, चार अक्षरोपर विराम होता है।] दो भगण 
और दो गुरुसे जिसके चरण बनते हों, वह 
“चित्रपदा" है। [यह अनुहुप्‌ छन्दका वृत्त है, 
इसमें पादान्तर्मे ही यति होती है।] जिसके प्रत्येक 
पादमे दो मगण और दो गुरु हों, उसका नाम 
'बिद्युन्माला” है। [इसमें चार-चार अक्षरॉपर 
विराम होता है। यह भी अतुष्ठपका हो वृत्त है।] 
जिसके प्रत्येक चरणमें भगण, तगण, एक 
लघु और एक गुरु हो, उसको “माणवकाक्रीडितक' 
कहते हैं। [इसमें भी चार-चार अक्षरोपर विराम 
होता है।] जिसके प्रति चरणमे रगण, नगण और 
सगण हो, बह 'हलमुखी* नामक छन्द है। 
[इसमें तीन, पाँच, छः अक्षरापर विराम होता है, 
यह बृहती छन्दका वृत्त है।]॥१-२॥ 

जिसके प्रत्येक चरणमें दो नगण और एक 
मगण हो, वह ' भुजङ्गशिशुभूता” नामक छन्द है। 
[इसमें सात और दो अक्षरोपर विराम है। यह भी 


महतीम ही है।] मगण, नगण और दो गुस्से युक्त 


ादवाले छन्दको “हंसरुत* कहते हैं। जिसके 
प्रत्येक चरणमें मगण, सगण, जगण और एक गुरु 
हो, वह ' द्विर्‌" नामक छन्द कहा गया है। 
[यहाँले इरराके पहलेतकके छन्द पङ्क छन्दके 
अन्तरगत हैं; इसमें पादान्तमे विराम होता है।] 
जिसके प्रत्येक पादमें मगण, नगण, यगण और 
एक गुरु हों, वह “पणव"* नामक छन्द है। 
[इसमें पाँच-पाँचपर विराम होता है।] रगण, 
जगण, रगण और एक गुस्युक्त चरणवाले छन्दका 
जाम 'मयूरसारिणी "५ है। [इसमें पादान्तम विराम 
होता है।] मगण, भगण, सगण और एक गुरुयुक्त 
चरणवाला छन्द “मत्ता" कहलाता है। [इसमें 
चार-छ:पर विराम होता है।] जिसके प्रत्येक 
सादये तगण, दो जगण और एक गुरु हो, उसका 
जाम "उपस्थिता" है। [इसमें दो-आठपर विराम 
होता है।] भगण, मगण, सगण और एक गुरुसे 
युक्त पादवाला छन्द 'रुक्मवती"" कहलाता है। 
[इसमें पादान्तमे विराम होता है।] जिसके प्रत्येक 
चरणमें दो तगण, एक जगण और दो गुरु हाँ 
उसका नाम 'इन्द्रवग्रा% है। [इसमें पादान्तं 
[विराम होता है। यहाँसे "वंशस्थ के पहलेतकके 
छद बृहतीके अन्तर्गत हैं जगण, तगण, जगण 


(६ उह" वया तिन शेष ्ःफअ  अ आ  अलशध्टज 
दाह री पिरत भति यो कुणि सदै रनर 
_उपरण-पान मुखे प्रन हि समया च विच क पुन चि 
उपन-िलालोतत्‌ थत मझ सुकी क कृ । न न्यौ भक चाइ 


र्‌ 
३ 
५. उदाहरण--माणवकाङहीडिलकै पः कुत गृद्धकया:।हास्ययस कि जने भु स्चपल: ॥ 
ति 


अध्यापि 
९. विधं तिहति कुिकोट कको यस्य सरली सदा। आसि रवा शिर पु न: ॥ 

१०. मौसासारसममत पला सावो दुरित भाति। एवं संसि वर्ण मध्ये जल्यामो जपपणक्ा्‌॥ 
१९, उदाहरणाय 


' शिखण्डमीलिन्‌। बहि विलोकय राधिका ये सा मसो रम्या ॥ 


और दो गुरुले युक्त दोला छन्द "उप्रा" 
कहलाता है। [इसमें भी पादान्तमे विराम होता 
है।] जब एक ही छे इक्रा और उपेद्रवज-- 
दोनोकि चरण लक्षित हों, तब उस छन्दका नाम 
"उपजाति" होता है। [इन दोनोके मेलसे जो 
उपजाति बनती है, उसके प्रस्तारसे चौदह भेद 
होते हैं। इसी प्रकार 'वंशस्थ' और 'इन्वत्ना' 
तथा “शालिनी' और 'वातोर्मी'के मेलसे भी 
उपजाति छन्द होता है।]॥ ३--५॥ 

तीन भगण और दो गुरसे युक्त पादवाले 
चूत्तका नाम 'दोधक” है। [इसमें पादे 
विराम होता है।] जिसके प्रत्येक चरणमें भगण, 
गण, तगण और दो गुरु हो, उसका नाम 
“शालिनी” है। इसमें चार और सात अक्षरोपर 
विराम होता है। जिसके प्रत्येक पादमें मगण, 
भगण, तगण एवं दो गुरु हों, उसे 'वातोर्मी छन्द 
जाम दिया गया है। इसमें भी चार-सातपर विराम 


होता है। प्रतयेक चरणमें मगण, भगण, तगण, 
जगण, एक लघु और एक गुरु होनेसे 
“भ्रमरीविलसिता" (या भ्रमरविलसिता) नामक 
छन्द होता है। इसमें भी चार और सात अक्षरोपर 
ही विराम होता है। जिसके प्रति पादे रगण, 
जगण, रगण, एक लघु और गुरु हों, उसे 
“रोद्धा कहते हैं। इसमें भी पूर्ववत्‌ चार और 
सात अक्षरॉपर विराम होता है। रगण, नगण, 
भगण और दो गुरुसे युक्त पादवाले छन्दको 
“सवागता* कहते हैं। [इसमें पदाने विराम 
होता है।] जिसके प्रत्येक पादमें दो नगण, सगण 
और दो गुरु हों, उसे वृत्ता" (या 'बृन्ता') कहते 
है। [इसमें चार-सातपर विराम होता है |) जिसके 
चरण रगण, जगण, रगण, एक लघु और एक 
गुस्से युक हों, उसे 'श्येनी"" नामक छन्द कहा 
गया है। [इसमें पादान्तमे विराम होता है।] 
जगण, रगण, जगण एवं दो गुरुसे युक्त चरणवाले 


+अध्याद ३३४० ६८९ 


छन्दका नाम "रम्या" एवं “विलासिनी' है। [यहाँ | एक-एक सगण तथा एक-एक यगण हों, उस 
पादान्तमेँ ही विराम होता है।] ॥६--८॥ छन्‍्दका नाम “श्रीपुट" है। इसमें आठ और चार 

यहाँसे 'जगती' छन्दका अधिकार आरम्भ | अक्षरोंपर विराम होता है। जगण, सगण, जगण, 
होता है [और 'प्रहर्षिणी 'के पहलेतक रहता है]। | सगणसे युक्त पादोंवाले छन्दको ' जलोद्धतगति " 
जिसके प्रत्येक चरणमें जगण, तगण, जगण और | कहते है। इसमें छः-छ: अक्षरॉपर विराम होता 
रण हों, उस छन्दका नाम वस्य" है। [यहाँ | है। दो नगण, एक मगण तथा एक रणणसे युक्त 
'पादान्तमें विराम होता है।] दो तगण, जगण तथा | चरणवाले छन्दका नाम “तत* है। नगण, यगण, 


रगणसे युक्त चरणोंवाले छन्दको 'इन्द्रवंशो" 
कहते हैं। (यहाँ भी पादान्तमें ही विराम होता 
है।] जिसके प्रत्येक पादमें चार सगण हों, उसका | होता है।] जिसके प्रत्येक चरणमें दो नगण और 
नाम “तोटक” बताया गया है। जिसके प्रत्येक | दो रगण हों, उसका नाम 'चजञलाक्षिका"' है। 
पादमें नगण, भगण, भगण और रगण हों, उसका | (इसके भीतर सात-पाँचपर विराम होता है।] 
जाम 'हुतविलम्बित” है। [“तोटक' और | प्रत्येक पादमें चार यगण होनेसे ' भुजंगप्रवात"५ 
"हुतविलम्बित' दोनॉमें पादान्त-विराम ही माना | और चार रगण होनेसे 'स्नग्विणी"'* नामक छन्द 
गया है।] जिसके सभी चरणोंमें दो-दो नगण, | होता है। [इन दोनॉमें पादान्तविराम माना गया 


३ जय जवयौजतधाटचती ॥ 
(हति, पतो धनात भति माति सुषिः 

क. लषु 
६ त विषलति कथित्वा सको २: । 


१० अतिपुरपिरणा्ि  पु्ुहलसेव सकः 


१362 अग्नि चराण २३ 


६९० 


+ असनुस 


है।] जिसके प्रत्येक चरणमें सगण, जगण तथा दो 
“सगण हों, उसकी "प्रमिताक्षरा" संज्ञा होतो है। 
[इसमें भी पादान्तविराम ही अधीष्ट है।] भगण, 
'मगण, सगण, मगणसे युक्त चरणोंबाले छन्दको 
!कानतोत्पीडा कहते हैं। [इसमें भी पादान्त- 
विराम माना गया है।] दो मगण और दो 
'यगणयुक्त चरणवाले छन्दको “वैश्वदेवी नाम 
दिया गया है। इसमें पाच-सात अक्षरॉपर विराम 
होता है। यदि प्रत्येक पादमें नगण, जगण, भगण 
और यगण हों तो उस छन्दका नाम “नवमालिनी” 
होता है। यहाँतक 'जगती' छन्दका अधिकार 
है॥९-१३॥ 


जगण, जगण, रगण तथा एक गुरु हों, उसकी 
"प्रहर्षिणी* संज्ञा है। इसमें तीन और दस 
अक्षरॉपर विराम होता है। जगण, भगण, सगण, 


"जगण तथा एक गुरुसे-युक्त चरणवाले छन्दका 
जाम 'रुचिरा" है। इसमें चार तथा नौ अक्षरोपर 
विराम माना गया है। मगण, तगण, यगण, सगण 
और एक गुर्युक्त पादवाले छन्दको 'मत्तमयूर” 
कहते हैं। इसमें चार और नौ अक्षरोपर विराम 
होता है। तीन नगण, एक सगण और एक गुरसे 
बुर पादवाले छन्दकी “गौरी* संज्ञा है। 

[अब शक्करीके अन्तर्गत विविध छनदोका 
चर्णन किया जाता है--] जिसके प्रत्येक पदमे 
_मगण, तगण, नगण, सगण तथा दो गुरु हों और 
पाँच एवं नौ अक्षरॉपर विराम होता हो, उसका 
जाम 'असम्बाधा” है। जिसके प्रतिपादमें दो 
नगण, रगण, सगण और एक लघु और एक गुरु 
हों तथा सात-सात अक्षरॉपर विराम होता हो, 
चह 'अपराजिता^ नामक छन्द है। दो नगण, 
भगण, नगण, एक लषु और एक गुरसे युक्त 
पादवाले छन्दको "प्रहरणकलिता१' कहते हैं। 


इसमें सात-सातपर विराम होता है। तगण, 
भगण, दो जगण और दो गुरुसे युक्त पादवाले 
'छन्दकी 'वसन्ततिलका” संज्ञा है। [इसमे पादान्ते 
विराम होता है।] किसी-किसी मुनिके मतमें 
इसका जाम 'सिंहोनता' और “ठद्धर्षिणी' भी 
है॥ १४-१७॥ 

[इसके आगे 'अतिशक्करी"का अधिकार है।] 
जिसके प्रत्येक पादमें चार नगण और एक सगण 
हों, उसका नाम “चन्द्रावती" है। (इसमें सात- 
आठपर विराम होता है।] इसीमें जब छः और 
जौ अक्षरोपर विराम हो तो इसका नाम “माला” 
होता है। आठ और सातपर विराम होनेसे यह 
छन्द 'मणिगणनिकर" कहलाता है। दो नगण, 
मगण और दो यगणसे युक्त चरणोंवाले छन्दको 
“मालिनी” कहते हैं। इसमें भौ आठ और सात 
अक्षरोपर ही विराम होता है। भगण, रगण, तीन 
जगण और एक गुरुसे युक्त चरणवाले छन्दको 
“षभगजविलसित नाम दिया गया है। इसमें 


सात-नौ अक्षरोंपर विराम होता है। [यह 'अष्टि" 
_छन्दके अन्तर्गत है।] यगण, मगण, नगण, सगण, 
भरगण, एक लघु तथा एक गुरुसे युक्त चरणोंवाले 
छन्दको “शिखरिणी कहते हैं। इसमें छः तथा 
ग्यारह अक्षरॉपर विराम होता है। जिसके प्रत्येक 
चरणमें जगण, सगण, जगण, सगण, यगण, एक 
लघु और एक गुरु हों तथा आठ-नौ अक्षरॉपर 
विराम हो उसका जाम “पृथ्वी * है-यह पूर्वकालमें 
आचार्य पिङ्गलने कहा है। मगण, रगण, नगण, 
भगण, जगण, एक लघु तथा एक गुरसे युक्त 
'घदवाले छन्दको "वंशपत्रपतित" कहते हैं। इसमें 
'दस-सातपर विराम होता है। जिसके प्रत्येक 
चरणमेँ नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, एक 
लघु तथा एक गुरु हों और छः, चार एवं 
सात अक्षरॉपर विराम हो, ठसका नाम 
"हरिणी" है। [शिखरिणीसे मन्दाक्रान्तातकका 
छन्द 'अत्यष्टि"के अन्तर्गत है।] भगण, भगण, 
जगण, दो तगण तथा दो गुरुसे युक्त पादोंवाले 


९. अघ कुरूष कर्म तृ यदि परादिवसे नित विधेयमसित भकः किम चिर तत्‌। 
'जोवितमत्पकालकलनालधुतरतरल रसति पवत हिससतिलमिव 
जुालयदलराा सोमा ।चकिशहरिनेपर्कायमलमतुखलोचका 

यानित बुपेनि ललना लीलाः करति मोत्सवम्‌॥ 


६९२ 


* अग्निपुराण + 


म हमर 


छन्दको “मन्दाक्रान्ता कहते हैं। इसमें चार, छ: 
और सात अक्षरॉपर विराम होता है। जिसके | 
'पादोमें मगण, तगण, नगण तथा तीन यगण हों, 
चह ' कुसुमितलतावेल्लिता” छन्द है। [यह ' धृति 
छन्दके अन्तर्गत है।] इसमें पाँच, छः तथा सात 
अक्षरोपर विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरणमें 
गण, सगण, जगण, भगण, दो तगण और एक 
'गुरु हों, उसका नाम 'शार्दूलविक्रीडित " है । इसमें 
बारह तथा सात अक्षरॉपर विराम होता है। [यह 
छन्द 'अतिषृतिके अन्तर्गत है] ॥ १८-२३॥ 
'सुवदना” छन्द 'कृति'के अन्तर्गत है। इसके 
प्रत्येक पादमें मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, 
भगण, एक लघु और एक गुरु होते हैं। इसमें 
सात, सात, छःपर विराम होता है। जब कृतिके 
प्रत्येक पादमे क्रमशः गुरु और लघु अक्षर हों तो 
उसे 'वृत्त” छन्द कहते हैं। मगण, रगण, भगण, 
जगण और तीन यगणसे युक्त चरणोंवाले छन्दका 
जाम 'खग्धरा” है। इसमें सात-सातके तीन विराम 
होते हैं। [यह “प्रकृति” छन्दके अन्तर्गत है।] 


जिसके प्रत्येक चरणमें भगण, रगण, रगण, 
नगण, रगण, नगण तथा एक गुरु हों और दस- 
जरह अक्षरॉपर विराम होता हो, उसे 'सुभदक ० 
छन्द कहते हैं। [यह “आकृति' छन्दके अन्तर्गत 
है।) जगण, जगण, भगण, जगण, भगण, जगण, 
भगण, एक लघु और एक गुरसे युक्त पादवाले 
छन्दको 'अश्वललिता* संज्ञा है। इसमें ग्यारह- 
बारहपर विराम होता है। [यह “विकृति'के 
अन्तर्गत है] ॥ २४-२५ ॥ 

जिसके प्रत्येक चरणे दो मगण, एक तगण, 
चार नगण, एक लघु और एक गुरु हों तथा आठ 
और पहर विराम हो, उसे 'मततक्रीडा" [या 
ज्ताक्रीडा] कहते हैं। [यह भी 'विकृति'मे ही 
है।] जिसके पृथक्‌-पृथक्‌ सभी पादोंमें भगण; 
गण, जगण, सगण, फिर दो भगण, नगण और 
गण हों तथा पाँच, सात, बारहपर विराम होता 
हो, उसकी “तनयो संहा है। [यह “संस्कृति” 
छन्दके अन्तर्गत है।) जिसके प्रत्येक चरणमें 


भगण, मगण, सगण, भगण, चार नगण और एक 


द परे सपर; क हिल ऋ ररर कर शु ण घः 


मुमु 
१०. ची सुन्दरयमसयना कुन्दसमानकिखरदशना या तिष्लयौजाकृतिसुखवकना जस्तकुरङ्तरलतवनाना । 
तिमुखपीचोतरतकु ककलशा 'िीलीलाबसिचितवे ननकार भवतु त ती & 


गुरु हों तथा पाँच-पाँच, आठ और सातपर विराम 
होता हो, उस छन्दका नाम “क्रौ्पदा" है। [यह 
“अभिकृति'के अन्तर्गत है।] जिसके प्रतिपादमें 
दो मगण, तगण, तीन नगण, रगण, सगण, एक 
लघु और एक गुरु हों तथा आठ, ग्यारह और 
सातपर विराम होता हो, उस छन्दको 
“भुजंगविजृम्भित” कहते हैं। [यह “उत्कृति' 
छन्दके अन्तर्गत है।) जिसके प्रत्येक पादमें एक 
'मगण, छ; नगण, एक सगण और दो गुर हों तथा 
जौ, छः-छः एवं पाँच अक्षरॉपर विराम होता हो, 
उसको 'अपहाब” या "उपहाब' नाम दिया गया 


है। [यह भी 'ठत्कृति'में ही है] ॥ २६-२८॥ 
(अब “दण्डक' जातिका वर्णन किया जाता 
है--] जिसके प्रत्येक चरणमें दो नगण और सात 
रगण हों, उसका नाम 'दण्डक" है; इसीको 
*चण्डवृष्टिप्रपात' भी कहते हैं। (इसमें पादान्तमें 
विराम होता है।] उक्त छन्दं दो नगणके सिवा 
रगणमे वृद्धि करनेपर “व्याल', 'जीमूत' आदि 
नामवाले ' दण्डक" बनते हैं। 'चण्डप्रपात'के बाद 
अन्य जितने भी भेद होते हैं, वे सभी दण्डक- 
प्रस्तार *प्रचित^ कहलाते हैं। अब “गाथा- 
प्रस्तार'का वर्णन करते हैं॥ २९-३० ॥ 


इस प्रकार आदि आणव महपुामें“समपृ्तिूपण ' वामक 
ठन सौ चलीसा अध्याय पूण हुआ# ३३४॥ 


तीन सौ पैंतीसवाँ अध्याय 
प्रस्तार-निरूषण 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ ! इस छन्द:शासमें 
जिन छन्दक नामतः निर्देश नहीँ किया गया है, 
किंतु जो प्रयोगमें देखे जाते हैं, वे सभी “गाधा' 
नामक छनदके अन्तर्गत हैं। अब 'प्रस्तार' बतलाते 
हैं। जिसमें सब अक्षर गुरु हौँ, ऐसे पादमें जो 


आदिणुर हो, उसके नौचे लघुका उल्लेख करे। 
[यह “एकाक्षर-प्रस्तार'की बात हुई। 'हपक्षर- 
प्रस्तार'मे] उसके बाद इसी क्रमसे वर्णॉकी 
स्थापना करे, अर्थात्‌ पहले गुरु और उसके नौचे 
लपु'॥१॥ 


ए ज सपक परेको 
आयतयक्ष 


६. किस करके कितने भेद हो सकते है, इसका डान करके प्रत्यय दा प्रालीको “प्रसार” आदि कहते हं र आदि छ; हैं- 
सा, नह, उर, एकदल, संख तथा अध्ययोग। एक आएकाले छन्दका पेट जाननेके लिये पहले एक गुरु लिखकर, 


a 
ममन 
(प्रस्तारके अनन्तर अब “नष्ट' द्वारका वर्णन | कसे हैं। अर्थात्‌ जब यह जाननेकी इच्छा हो कि 


उसके मोचे एक लघु लिखे इस कार एकार छने से हो बेद हर, दे आकरे के पेटक तप्त करे ले एकाक 
रसाएको ह दो जार सले पाले एक गरु और उके नोचे एक सु लिखकर नचे एक हिरो रेखा खाँ दे। फिर उसके मचे 
[एक गुरु लिखकर उसके अधोधगे पौ एक लघु लिख टे। का्‌ पालो आये दिस अकरके सानप गुह और तोय आधि 
(लोप अधरके स्पर सपुका उले कर रेखा हटा दे। इस प्रकार दो अखल दके चार भेद हर। र को भ पूर्वत 
'दो आतयो स्थापित करके प्रम आं ठृतीय आधरोकी जगह गुरू और य आकष तृतीय अशी जगह लघु लिखना 
'चाहिये। इस प्रकार "क्ष प्रभे आठ भेद होंगे। इसकी भौ रो आष्ट के पह लाु-गुर-स्थापन कलेले सोलह भेद 
“तुए के होगे। एसी प्रेषा के ३९ और छ: आरके गी आ प्रर ६४ हंगे। र 
(आहि भेद जानेको भौ कही प्रणाली ह। नचे ऐकाचित्धार इन सब पेटका स्यहीकण किया जाता है 


उपस ऐकाच समम संका जयी कालै है। ए सूक सछे उसीले शुक कारेप ससित अधं्रपवृतकी 
साझा होती है तथा पुनः उसी उसे ग बरे समार्धसमसहित विषमकृतकी सं कावी जाती है। इसका संकेत इस 
कसर है 

समका सं (गे) समृ संख अरथृर सं । अमत छर « (पुणे) अधसभपृूत संख्ा- विषमवृत संख्या! 
स प्रकार भिकित संका शान होश है। शुद्ध संछलाके नकी प्री एस प्रकार ह-अ सं -समगत संख र 
[तत सख वषग सछा सकल शटि संय चे इसकी तालिका दी ली है 


सम संका रि असमत संक समगत विषयत संख्या 
एका छन २ 0 १ 
5 रू रच 
¢ we ७४०६ 
१ स ६५३६ 
ति ष्म to 


+ अध्याय ३३५० 


८५ 


त काका 


गात्री या अन्य किसी छन्दके समवृततोमेंसे छठा 
भेद कैसा होगा; तब इसका उत्तर देनेकी प्रणालोपर 
विचार करते हैं--] नषट-संख्याको आधी कनेर 
जब वह दो भागोमे बराबर बट जाय, तब एक 
लघु लिखना चाहिये। यदि आधा कस्नेपर विषम 
संख्या हाथ लगे तो उसमें एक जोड़कर सम बना 
ले और इस प्रकार पुनः आधा करे। ऐसी 
अवस्थामें एक गुरु अक्षरकी प्रपि होती है। उसे 
औ अन्यत्र लिख ले। जितने अक्षस्वाले छन्दके 
भेदको जानना हो, उतने अक्की पूर्ति होनेतक 
पूरवोक्त प्रणालीस गुरू-लघुका उल्लेख करता रहे। 
(जैसे गायत्री छन्दके छठे भेदका स्वरूप जानना 
हो तो छःका आधा करणा होगा। इससे एक लघु 
(। )-की प्राप्ति हुई। खाकी रहा तीन; इसमें 
दोका भाग नहीं लग सकता, अत: एक जोड़कर 
आधा किया जायगा। इस दशामें एक गुरू (5)- 
की प्राप्ति हुई। इस अवस्थामे चारका आधा 
कलेपर दो शेष रहा, दोका आधा कलेपर एक 
शेष रहा तथा एक लघु (। )-की प्राप्ति हुई। अब 
(एक समसंख्या न होनेसे उसमें एक और जोड़ता 
पड़ा; इस दशामें एक गुरु । 
फिर दोका आधा करनेसे एक हुआ और उसमें 
'एक जोडा गया। पुनः एक गुरु (5) अक्षरकी 
प्राप्ति हुई। फिर यही क्रिया करनेसे एक गुरु (5) 
और उपलब्ध 'हुआ। गायत्रीका एक पाद छः 
अक्षरका है, अतः छः अक्षर पूरे होनेपर यह 
प्रक्रिया बंद कर देनी पड़ी। उत्तर हुआ गायत्रोका 


छठा समवृत्त। 5। 555 इस प्रकार है।] [अब 
*उद्दि्ट को प्रक्रिया बतलाते हैं। अर्थात्‌ जब कोई 
यह पूछे कि अमुक छन्द प्रस्तारगत-किस 
संख्याका है, तो उसके गुरूलघु आदिका एक 
जगह उल्लेख कर ले। इनमें जो अन्तिम लघु हो, 
उसके नीचे १ लिखे। फिर विपरीतकमसे, अर्थात्‌ 
उसके पहलेके अके नीचे क्रमशः दूनी संख्या 
लिखता जाय। जब यह संख्या अन्तिम अक्षरपर 
पहुँच जाय तो उस द्विगुणित संख्यामेंसे एक 
निकाल दे। फिर सबको जोड्नेसे जो संख्या हो, 
हो उत्तर होगा। अथवा यदि वह संख्या गुरु 
अक्षरके स्थानमें जाती हो तो पूर्वस्थानकी संख्याको 
दूती करके उसमेंसे एक निकालकर रखे। फिर 
सबको जोड़नेसे अभीष्ट संख्या निकलेगी [) उदकी 
संख्या बतलानेका सबसे अच्छा उपाय यह है 
कि उस छन्दके गुरुषु वर्णको क्रमशः एक 
पडके लिख ले और उनके ऊपर क्रमशः एकसे 
लेकर दूने-दूने अङ्क रखता जाय; अर्थात्‌ प्रथमपर 
एक, ट्वितीयपर दो, तृतीयपर चार-इस क्रमसे 
संख्या बैठाये। फिर केवल लघु अक्षरोके अङ्काँको 
जोड़ ले और उसमें एक और मिला दे तो वही 
उत्तर होगा। जैसे 'तनुमध्या' छन्द गायत्रीका किस 
संख्याका वृत्त है, यह जाननेकै लिये तनुमध्याके 
गुरु-लघु वर्णा-तगण, यगणको 55।। 55 इस 
प्रकार लिखना होगा। फिर क्रमशः अङ्क बिछानेपर 
१ २४८ १६ ३२ इस प्रकार होगा। इनमें केवल 
लघु अक्षस्के अङ्क ४ । ८ जोड़नेपर १२ होगा। 


समच 
एर ऊदे २ 


ध समर 


दड विर गत 
२ श्र 
श्र रब 
न्‌ we 
६२८० 
Roe 
रक 


उसमें एक और मिला देनेसे १३ होगा, यही उत्तर 
है। तात्पर्य यह है कि 'ठनुमध्या' छन्द गायत्रीका 
तेरहवाँ समकृत्त है। [अब बिना प्रसारक ही 
बृततसंख्या जाननेका उपाय बतलाते हैं। इस 
उपायका नाम 'संख्यान' है। जैसे कोई पूछे छः 
अक्षरवाले छन्दको समवृत्त-संख्या कितनी होगी ? 
इसका उत्तर-] जितने अक्के छन्दकी संख्या 
जाननी हो, उसका आधा भाग निकाल दिया 
जायगा। इस क्रियासे दोकी उपलब्धि होगी, 
[जैसे छः अक्षरोमेंसे आधा निकालनेसे ३ बचा, 
किंतु इस क्रियासे जो दोकी प्राप्ति हुई उसे 
अलग रखेंगे। विषम संख्यामेंसे एक घटा दिया 
जायगा। इससे शूत्यकी प्रपि होगी। उसे दोके 
जौचे रख दें। [जैसे ३ से एक निकालनेपर दो 
अचा, किंतु इस क्रियासे जो शून्यकी प्रालि हुई, 
उसे २ के नीचे रखा गया। तीनसे एक निकालनेपर 
जो दो बचा था, उसे भौ दो भागोंमें विधक 
करके आधा निकाल दिया गया। इस क्रियासे 
पूर्ववत्‌ दोकी पाति हुई और उसे शूनके नौचे 
रख दिया गया। अब एक बचा। यह विषम 
संख्या है-इसमेंसे एक बाद देनेपर शूत्य शेष 
रहा। साथ ही इस क्रियासे यकी प्राति हुई, इसे 
पूर्ववत्‌ २ के नौचे रख दिया गया।] शुन्यके 
स्थानमें दुगुना करे। [इस नियमके पालनके लिये 
निचले शून्यको एक मानकर उसका दूता किया 
'गया॥) इससे प्रत हुए अङ्कको ऊपरके अर्धस्थानमें 
रखे और उसे उतनेसे ही गुणा करे। [जैसे 
शृन्यस्थानकों एक मानकर दूना करने और 
उसको अर्धस्थानमें रखकर उतनेसे हो गुणा 
करनेपर ४ संख्या होगी। फिर शृत्यस्थानमें उसे ले 
जाकर पूर्ववत्‌ दूना करनेसे ८ संख्या हुई; पुनः 
इसे अर्धस्थानमें ले जाकर उतनी ही संख्यासे गुणा 
'करनेपर ६४ संख्या हुई। यही पूर्वोक्त प्रश्नका उत्तर 


है।इस नियमसे 'उष्णिक्‌ के १२८ और ' अनुहुप्‌के 
२५६ समवृत्त होते हैं।] इस प्रश्नको इस प्रकार 
लिखकर हल करे- 
अर्स्थान २,८५८ 
स्यस्यान ०,४५२ ८ 
अर्धस्थान २,२५२ ४ 
शञ्यस्थान ०,१५२ २ 
गायत्री आदि छन्दोकी संख्याको दूनी करके 
उसमेसे दो घटा देनेपर जो संख्या हो, वह 
'बहाँतकके छन्दको संयुक्त संख्या होती है। जैसे 
गायत्रीकी यृतत-संख्या ६४ को दूना करके २ 
'घटानेले १२६ हुआ। यह एकाकषरसे लेकर षडकषरपरवत 
सभी अक्वरोकि छन्दको संयुक्त संख्या हुई। जब 
छन्टके वृत्तोंकी संख्याको द्विगुणित करके उसे 
पूर्ण ज्यॉ-का-त्यों रहने दिया जाय, दो घटाया न 
जाय, तो वह अङ्क बादके छन्दकी वृत्तसंख्याका 
डापक होता है । गायत्रीकी वृत्संख्या ६४ को दूना 
करोसे १२८ हुआ। यह 'उष्णिक्‌”की वृत- 
संख्याका योग हुआ। [ अब एक्ट्रयादि लग क्रियाकी 
'सिडिके लिये “मेर प्रस्तार' बताते है-] अमुक 
छदम कितने लघु, कितने गुरु तथा कितने वृत्त 
होते हैं, इसका ज्ञान 'मेर-परस्तार'से होता है। 
सबसे ऊपर एक चौकोर कोह बनाये। उसके 
जौचे दो कोड, उसके नौचे तीन कोष, उसके 
जौचे चार कोष्ठ आदि जितने अभीष्ट हों, बनाये। 
पहले कोष्ठं एक संख्या रखे, दूसरी पड्लिके दोनों 
कोटे एक-एक संख्या रखे, फिर तीसरी पड्म 
किनारेके दो कोठ्ोमे एक-एक लिखे और बीचमें 
उपरके कोटक अङ्क जोड़कर पूरे-पूरे लिख दे। 
चौथो पड्म किनारेके कोष्ठोमें एक-एक लिखे 
और बीचके दो कोष्ट ऊपरके दो-दो कोहोके 
अङ्क जोड़कर लिखे। नौचेके कोहोमें भी यही 
रीति बरतनी चाहिये। उदाहरणके लिये देखिये-- 


«अध्याय ३३६ * 


वर्णमेरू लघु, तीन दो लघु और १ सर्वलबु अक्षर है। 

[| इसी प्रकार अन्य पङ्कतियोमै भी जानना 

एकाक्षर प्रस्तार [शुर २ | चाहिये। इस प्रकार इसके द्वारा छन्दके लघु- 
दक्ष प्रस्तार [र ४ | गुरू अक्षरोंकी तथा एकाक्षरादि छन्दको वृत्त- 
ज्यक्षर प्रस्तार [ब ८ | संख्या जानी जाती है। मेरु-प्रस्तारमें नौचेसे 
चतुरक्षर प्रस्तार | १६ | कपरकी ओर आधा-आधा अंगुल विस्तार कम 
पचा प्रस्तार [पर ३२ | होता जाता है। छन्दकी संख्याको दूनी करके 
चढ प्रस्तार [६१५२५२५ ६४ |एक-एक घटा दिया जाय तो उतने ही 
समाक्षर» [ृज्‌२र[३्‌३प२थृ १२८ | अङ्गुलका उसका अध्या (प्रस्तारदेश) होता है। 
अष्टक » [२५५६७०२] २५६ | इस प्रकार यहाँ छन्द:शास्रका सार बताया 

द्‌ ह, ३ एक | गया ॥ ४-५ 


इस प्रकार आदि आप्लेक महारां 'प्रस्तार-विकपण” नामक 
कौन सौ पैतीसर्कों अध्याय पूरा हुआ# ३३५१ 


तीन सौ छत्तीसवाँ अध्याय 
शिक्षानिरूपण 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ! अब मैं 'शिक्षा'का 
वर्णन करता हूँ। वर्णोकी संख्या तिरसठ अथवा 
चौंसठ भी मानी गयी है। इनमें इशीस स्वर, 
पचीस स्पर्श आठ यादि' एवं चार यम' माने 
गये हैं। अनुस्वार, विसर्ग, दो पराक्रित' वर्ण 


संख्या चौंसठ हो जाती है। रङ्ग" (अनुवासिक)- 
का उच्चारण “खे अरौँ'कौ तरह बताया गया है। 
हकार 'ङ' आदि पाक्षं और थ, र, ल, 
चइत अन्तःस्थ वर्णोसि संयुक्त होनेपर 'उरस्य' 
हो जाता है। इनसे संयुक्त न होनेपर चह 


जिहामूलीय तथा उपध्मानीय (र क और : प) |' कण्ठस्थानीय" हौ रहता है। आत्मा (अन्त;- 
और दुष्ट लकाए-े तिरसठ' वर्ण हैं। इनमें | करणावच्छित चैतन्य) संस्काररूपसे अपने भीतर 
प्लुत लूकारको और गिन लिया जाय तो वणाँकौ | विद्यमान घट-पटादि पदार्थोको अपनी बुद्धिवृत्तिसे 

(कक जस ज माड ह दम पक गेट ल जप स क ह। ६ ओ, मेद 
ज पलक आठ हो बे रको हुए क रकि क हर से 
"ल को ' स" कहते हैं। 

३ इ च, क, तर्न पचल को "ल बे ै। 

३६६७ च रू ६ हे आठ अधर “चाट चग है। 

2 कही पकन पे जे से आ जम परी कण सडक क जो उ सह बर्ण सात है, डतको क 
कहते हैं। जैसा कि--भह्रोजिदीक्षित लिखते हैं--' वल्नेज्याघान्यं चला पे परे मध्ये समो काम पूर्वासद्शो वर्ण: प्रातिशाख्े प्रसिद्ध ।' 
_यथा--पलिकृकनी, चजखततुः इत्पादि। 

(के छह प प ल ल क क च साः कः क आदेश हो है, का चै हो तक है 

च है 
ह का ह न नन उसकी ह गण न होते वर्णका ६३ कक हो जाती है। 
छ जालो सान सो क पूल पलपल क थिया चाल है, का जान" 


"ह 


संयुक्त करके अर्थात्‌ उन्हें एक बुद्धिका विषय 
बनाकर बोलने या दूसरोंपर प्रकट करेकी 
इच्छसे मनको उनसे संयुक्त करता है। संयुक्त 
हुआ मन कायाग्नि-जठराग्निको आहत करता 
है। फिर वह जठरानल प्राणवायुको प्रेरित करता 
है। वह प्राणवायु हदयदेशमें विचरता हुआ धीमी 
धवतम उस प्रसिद्ध स्वरको उत्पन्न करता है, जो 
प्रतःसबनकर्मके साधनभूत मन्त्रके लिये उपयोगी 
है तथा जो “गायत्री' नामक छन्दके आत्रित है। 
तदनन्तर चह प्राणवायु कण्ठदेशे भ्रमण करता 
हुआ "तिप" छन्दसे युक्त माध्यंदिन-सवन- 
कर्मसाधन मन्त्रोपयोगी मध्यम स्वरको उत्पन 
करता है। इसके बाद उक्त प्राणवायु शिरोदेशे | 
पहुंचकर उच्चध्वनिसे युक्त एवं 'जगती' छन्दके | 
आश्रित सायं-सवन-कर्मसाधन मन्त्रोपयोगी स्वरको 
प्रकट करता है। इस प्रकार ऊपरकी ओर प्रेरित 
बह, प्राण, मूर्धामें टकरकर अभिषात नामक 
संयोगका आश्रय बनकर, मुखवर्ती कण्ठादि 
स्थानम पहुचकर वर्णोको उत्पन्न करता है। उन 
वर्णोके पाँच प्रकारसे विभाग माने गये हैं स्वरसे, 
कलसे, स्थानसे, आभ्यततर प्रयलसे तथा वाहा 
प्रयलसे उन वर्णोमे भेद होता है। वेके 
उच्चारण-स्थान आठ हैं-इदय, कण्ठ, मूर्ध, 
जिड्ामूल, दन्त, नासिका, ओह्रय तथा तालु। 
विसर्गका अभाव, विवर्तन', संधिका अभाव, 
शकारदेश, पकारादेश, सकारादेश, रेफादेश, 
जिह्वामूलीयत्व और उपध्मानीयत्व-ये “ऊष्मा' 
वाँकी आठ प्रकारकी गतियाँ हैं*। जिस उत्तरव्त 


पदमें आदि अक्षर 'उकार' हो, वहाँ गुण आदिके 


ड्वारा यदि 'ओ' भावका प्रसंधान (परिज्ञान) हो 
रहा हो, तो उस “ओकार'को स्वरान्त अर्थात्‌ 
स्वर-स्थानीय जानना चाहिये। जैसे गङ्गोदकम्‌'। 
इस पदमे जो “ओ' भावका प्रसंधान है, वह 
स्वरस्थानीय है। इससे भिन्न संधिस्थलमें जो 
“ओधाव'का परिजन होता है, वह “ओ' भाव 
भाका ही गतिविशेष है, यह बात स्पष्टरूपसे 
जान लेनी चाहिये। जैसे--'शिवो वन्द: इसमें 
जो ओकारका श्रवण होता है, वह कप्मस्थानीय 
हो है। (यह निर्णय किसी अन्य व्याकरणकी 
रैतिसे किया गया है, ऐसा जान पढ़ता है।) जो 
वेदाध्ययन कुर प्रा हुआ है, अर्थात्‌ आचारहीन 
गु ग्रहण किया गया है, वह दग्ध--नीरस-सा 
होता है। उसमें अक्षरको खींच-तानकर हठात्‌ 
किसी अर्थतक पहुँचाया गया है।यह भक्षित-सा 
हो गया है, अर्थात्‌ सम्प्रदाय-सिद्ध गुरसे अध्ययन 
न करोके कारण बह अभक्ष्य-भक्षणके समान 
विस्तेज है। इस तरहका उच्चारण या पठन पाप 
माना गया है। इसके विपरीत जो सम्प्रदायसिद् 
गुरुसै अध्ययन किया जाता है, तदनुसार पठन- 
पाठन शुभ होता है। जो उत्तम तौर्थ-सदाचारी 
गुस्से पढ़ा गया है, सुस्पष्ट उच्चारणसे युक्त है, 
सम्दायशुद्ध है, सुव्यवस्थित है, उदात्त आदि 
शुद्ध स्वरसे तथा कण्ठ-ताल्वादि शुद्ध स्थानसे 
प्रयुक्त हुआ है, वह वेदाध्ययन शोभित होता है। 
न तो विकराल आकृतिवाला, न लंबे ओठोबाला, 
न अव्य उच्चारण करवला, न नाकसे बोलनेवाला 
एवं न गदगद कण्ठ या जिह्ाबनधसे युक्त मनुष्य 
ही वर्ोच्चारणमें समर्थ होता है। जैसे व्यात्री 


़ऋजञ्ि्य-श/्ञड्््ज्श्शज्फ पता 
के नियमादुसार वैकल्पिक लोप होता है और उस दे सि कह होली, कहाँ उस साचिकै अभावको "विकृति यावित कहा गया 


है। जैसा कि 'बाजदल्कय-सिकषा'ें वर्णन है 


[स्तु स्यो सधि न दृश्य । वू विजेया ईशेति निरन्‌ (श्लो ९४) 
३. एत आठोकि उदाहरण क्रमश इस प्रकार ह--कियो बन क रः, हे, आविण, करकः, अहिः, क « कोत, 


कर पषति। 


«अध्याय ३३७५ 


अपने बच्चो दाढ़ोंसे पकड़कर एक स्थानसे 
दूसरे स्थानपर ले जाती है, किंतु हें पीडा नही 
देती, रोका ठीक इसी तरह प्रयोग करे, जिससे 
थे वर्ण न तो अव्यक्त (अस्पष्ट) हों और न 
पीड़ित ही हों। वर्णोके सम्यक्‌ प्रयोगसे मानव 
ब्रहालोकमे पूजित होता है। 'स्वर' तीन प्रकारके 
जाने गये हैं--उदात्त, अनुदा और स्वरित। इनके 
'उच्चारणकालके भी तीन नियम हैं-हस्व, दीर्घ 
तथा प्लुत। अकार एवं हकार कण्ठस्थानीय हैं। 
इकार, चवं यकार एवं शकार--ये तालुस्थानसे 
उच्चरित होते हैं। उकार और पवर्ग-ये दोनों 
ओस्थानसे उच्चरित होनेवाले हैं। ऋकाए, टवर्ग, 
रफ एवं षकार-ये मूर्धन्य तथा लुकाए तवग, 


दन्त और ओह्से उच्चरित होनेवाला बताते हैं। 
एकार और ऐकार कण्ठ-तालव्य तथा ओकार 
एवं औकार कण्ठोष्ठज माने गये हैं। एकार, ऐकार 
तथा ओकार और औकारमें कण्ठस्थानीय वर्ण 


६३३ 
अकारकी आधी मात्रा या एक मात्रा होती है। 
“अयोगवाह " आश्रयस्थानके भागी होते हैं, ऐसा 
जानना चाहिये। अच्‌ (अ, इ, उ, क्र, लू, ए, ओ, 
ए, औ)--ये स्वर स्पर्शाभावरूप ' विवृत' प्रयलवाले 
हैं। यण्‌ (य, व, र, ल)' 'ईषत्स्पृष्ट' एवं शल्‌ 
(श, ष, स, ह) 'अर्ध॑स्पृष्ट” अर्थात्‌ 'ईषद्विवृत' 
प्रयलवाले हैं। शेष 'हल' अर्थात्‌ क से लेकर म 
तकके अक्षर 'स्पृष्ट प्रयलवाले' माने गये हैं। 
इलमें बझ प्रयलके कारण वर्णभेद जानना चाहिये 
“जम्‌ प्रत्याहरमें स्थित वर्ण (न, म, ङ ण, न) 
अनुनासिक होते हैं। हकार और रेफ अनुनासिक 
नहीं होते। 'हकार, झकार तथा घकार के 'संवार', 
'घोष' और 'नाद' प्रयल हैं। 'यण्‌' और 
'जश्‌'--इनके “ईपन्नाद' अर्थात्‌ ' अल्पप्राण' प्रयल 
हैं। ख, फ आदिका 'विवार', 'अघोष' और 
*श्वास' प्रयत्न हैं। चर्‌ (च, ट, त, क, प, श, 
इ, स)-का 'ईषच्छ्वास' प्रयत्न जानना चाहिये। 
यह व्याकरणशास्त्र वाणीका धाम कहा जाता 
ह॥१-२२॥ 


इस अकार आहि आगे महतुाणय 'किक्षापिमपण” नमक 
ठान सौ छस अध्याय पूरा हुआ १२६५ 
ere 


तीन सौ सैंतीसवाँ अध्याय 
काव्य आदिके लक्षण 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ अब मैं 'काव्य' 
और 'नाटक' आदिके स्वरूप तथा 'अलंकारो'का 
वर्णन करता हूँ। ध्वनि, वर्ण, पद और वादय 
यही सम्पूर्ण वाङ्मय माना गया है'। शास्त्र इतिहास 
तथा काव्य--इन तीनोंकी समाप्ति इसी वाडसयर्मे 


होती है। वेदादि शास्त्रोमें शब्दकी प्रधानता है 
और इतिहास-पुराणोंमें अर्थकी। इन दोनोंमें 
“अभिषा-शक्ति' (वाच्यार्थ)-की ही मुख्यता होती 
है; अतः 'काव्य' इन दोनोंसे भिन्न है। [क्योंकि 
उसमें वङ्ग अर्थको प्रधानता दी जाती है'।] 


ज्ऊीश ज््य्य्प्य्ा 


कः कह है। स स्वर आमिर है, उसका 


सा उनका स्थान होता है । जैसे मः “का विसर्ण कण्ठ्य है और ' हरि 'का चिस 
'सहस्यती-कण्ठाभरण'के रचा महाराजधिराज भोजदेवने अपने रके सड्लावरणय "ध्वनि: वाकम (१।१) 


अप्रपुणजकी इस आपको अविकल उदत कि है। 
जेदादिकौ आजको भामह आहि आकासे 


और न झँजाल-पुराणोकी आजको मित 


जाम दिया है। इसी तरङ शब्द और अर्थको नील करे जहम प्रधानता दी गयी है, उस काके 


कहाहँ।यधा-- 


संसारमै मनुष्य-जीवन दुर्लभ है; उसमें भी विद्या | इसके दो भेद हैं-'सुब्त” और “तिडन्त'। 
तो और भी दुर्लभ है। विद्या होनेपर भी | अभीष्ट अर्थसे व्यवच्छिन्न संक्षिप्त पदावलीका नाम 
कवित्वका गुण आना कठिन है; उसमें भी | “वाक्य' है॥ १-६॥ 
काव्य-रचनाकी पूर्ण शक्तिका होना अत्यन्त कठिन | जिसमें अलंकार भासित होता हो, गुण 
है'। शक्तिके साथ बोध एवं प्रतिभा हो, यह और | विद्यमान हो तथा दोषका अभाव हो, ऐसे 
भी कठिन है; इन सबके होते हुए विवेकका | वाक्यको “काव्य” कहते हैं। लोक-व्यवहार तथा 
होना तो परम दुर्लभ है। कोई भी शास्त्र क्या न | वेद (शास्त्र) -का ज्ञान--ये काव्यप्रतिभाकी योगि' 
हो, अविदन्‌ पुरुषोंके द्वार उसका अनुसंधान | हैं। सिद्ध किये म्र भावे जो काव्य निर्मित 
किया जाय तो उससे कुछ भी सिद्ध नहीं | होता है, वह अयोनिज है ।' देवता आदिके लिये 
होता'। “श' आदि वर्ण, अर्थात्‌ श च स ह" तथा | संस्कृत भाषाका और म्यक लिये तीन प्रकारकी 
चर्गोके द्वितीय एवं चतुर्थ अक्षर “महाप्राण' | प्राकृत भाषाका प्रयोग करना चाहिये। काव्य 
कहलाते हैं'। वर्णाके समुदायको “पद” कहते हैं।| आदि तौन प्रकारके होते हैं--गद्य, पद और 
प्रभुस्तपनः, सूत्वा चछोिो७०७, रुल्दर्थयोगुलभाथेन साङ्ग भृतव्यापारप्रवणतया 
त मल क की बहन भ कक पानि त हपाणाणरिाह 
को क तयातच की (क-म) 

(नका वि त पय र द कोलकम्‌ या तिक च 
ुलंभ लोके इतदि श्लोकको पूर्णत: उद्धत किया है। 

३. भामहपर भी आगिनपुराणकी इन उक्तियोंका प्रभाव पड़ा है। उनका कहना है कि "गुरुके उपदेशे जडबुद्धि मनुष्य भौ शास्त्रका 
अध्ययन तो कर लेते हैं, परी] काल्य करकी कि किसी बिरले हौ प्रतिधालालो पुरुं होती है ।' इस कथने ' शक्तिसात्र सुदुर्लभा'की 
स छाप ह भहा तोक एक तार है- 

बत जिरा 
स ह जाको हुक धत ॥ 

3 कह एक तोका भ ते कड । कत पह है, लेख रो उसका क एस आणे सि हो गल । 

4 आपकी पो उको उती कनक त नतका हस प्रकार तछा है 
तिदो गुणवत्काव्यमलंकरैरलकृतम्‌। (१।२) 

(भा नको कुछ पत करके शि ई मकण, छर, छोर, आई, क का, सोचा, 


सोन इतुका उतरेल किस है-लोक, विद्या और प्रकर्ण। 'लोक मै उने 'लौकृत' लिया है। "वा दे गमि 
(व्याकरण), शब्दकोष, छन्‍्दोषिचिति, कए सघा दण्डनीति आदिका ग्रहण किया है तथा "प्र शब्दसे 
प्तिधा और अवधान (चिलतकी एकाहख)-को लिखा है। सघा--(काथ्यालकारसुका र प्रधदैअथिकसणेतृतीयाध्यबे)-.' 
कि प्रको च काब्यङ्गाति'॥ १ 'लोकबूर्त 
लिया ३॥' लक्षकत्वसधियोगो देश परतिपानमकधा  प्रकीर्णर्‌' ४९९ ॥ इसे प्रकार आचार्य मटे कत (प्रतिभा)-को 
रा लोकमत, व्याकरणादिशाला तरा पूरी किसके कास्य आटिके अकलोकतसे पा हुई पिको कल्पक हेतु बताया है।'साथ 
(हौ काव्यलेततओंकी शिक्षाके अनुसार किया जनाला अभ्यस थी ल्द ठु होता ह वह उनका कथन है। अन्यान्य पावर 
(आकाय भी कल्ये इन हेतुर विर किस है। इन सबके महोचर अपके “बट लोकछ' इस कषतका ही प्रभाव 
परिल होला है। 

६. मनद भी अद्भुत काल्य-रचनाकी का उदय होला है, इसको चर रसगङ्गाधरे भी कौ है। १०४" महाका 
पवि औसी भौ अपने काल्ये दिन्तायतिबीजकी उसके अकस्मात्‌ स्लोक-रचचाकी शक्तिका आविद होना बताया है। 


मिश्र'। पादविभागसे रहित पदोंका प्रवाह “गद्य' 
कहलाता है। वह भी चूर्णक, उत्कलिका और 
वृत्तगन्धि भेदसे तीन प्रकारका होता है'। छोटी- 
छोटी कोमल पदावलीसे युक्त और अत्यन्त मृटु 
संदर्भसे पूर्ण गद्यको 'चूर्णक' कहते हैं। जिसमें 
बड़े-बड़े समासयुक्त पद हों, उसका नाम 
“उत्कलिका' है'। जो मध्यम श्रेणीके संदर्भसे 
युक्त हो तथा जिसका विग्रह अत्यन्त कुत्सित 
(बिलष्ट) न हो, जिसमें पच्चकी छायाका आभास 
मिलता हो--जिसकी पदावली किसी पद्य या 
दके खण्ड-सी जान पढ़े, उस गद्यको 'वृतगन्धि' 
कहते हैं। यह सुननेमे अधिक उत्कट नहीं होता'। 
'गद्य-काव्यके पाँच भेद माने जाते हैं--आख्यायिका, 
'कथा, खण्डकथा, परिकथा एवँ कथानिका"। जहाँ 
गद्के द्वारा विस्तारपूर्वक ग्रन्थ-निर्माता कविके 
बंशकी प्रशंसा की गयी हो, जिसमें कन्याहरण, 
संग्रा, विप्रलम्भ (वियोग) और विपत्ति (मरणादि) 
प्रसज्रोंका वर्णन हो, जहाँ वैदर्भी आदि रीतियों 
तथा भारती आदि वृत्तियोंकी प्रवृत्तियोंपर विशेषरूपसे 
प्रकाश पड़ता हो, जिसमें “उच्छास'के नामसे 
परिच्छेद (खण्ड) किये गये हों, जो 'चूर्णक' 
नामक गद्यशैलेके कारण अधिक उत्कृष्ट जान 
पढ़ती हो, अथवा जिसमें वका या ' अपरवकतर" 
जामक छन्दका प्रयोग हुआ हो, उसका नाम 


'आख्यायिका' है (जैसे “कादम्बरी' आदि)। 
जिस काव्यें कवि श्लोकोँद्वारा संक्षेपसे अपने 
दंशका गुणगान करता हो, जिसमें मुख्य अर्थको 
उपस्थित करनेके लिये कथान्तरका संनिवेश 
किया गया हो, जहाँ परिच्छेद हो ही नहीं, अथवा 
यदि हो भी तो कहीँ लम्बकोंद्रारा ही हो, उसका 
जाम “कथा' है (जैसे “कथा-सरित्सागर' आदि) । 
उसके मध्यभागमें चतुष्पदी (पद्च)-द्वारा बन्ध- 
रचना करे। जिसमें कथा खण्डमात्र हो, उसे 
*खण्डकथा' कहते हैं। खण्डकथा और परिकथा-- 
इन दोनों प्रकारकी कथाओमें मन्त्री, सार्थवाह 
(वैश्य) अथवा ब्राह्मणको ही नायक मानते हैं। 
उन दोनोंका हौ प्रधान रस “करुण” जानना 
चाहिये। उसमें चार प्रकारका 'विप्रलम्भ' (विरह) 
वर्णित होता है। (प्रवास, शाप, मान एवं करुण- 


।, | भेदसे विप्रलम्भके चार प्रकार हो जाते हैं।) उन 


दोनॉमें ही ग्रन्थके भीतर कथाकी समाति नहीं 
होती। अथवा “खण्डकथा' कथाशैलीका ही 
अनुसरण करती है। कथा एवं आख्यायिका 
दोनोके लक्षणोंके मेलसे जो कथावस्तु प्रस्तुत 
होती है, उसे 'परिकथा' नाम दिया गया है। 
जिसमें आरम्भगें भयानक, मध्यमे करुण तथा 
अन्तमें अद्भुत रसको प्रकट करनेवाली रचना 
होती है, वह 'कथानिका' (कहानी) है। उसे 


(पा कालो दो जेट केहैन और प किर याको दे उनके लोन लेन बेद और होते है सकत, और 
अपर यमने काल्य गे पर्थ च' (३-२६)-वृस सुके रा कालके गध और चथ दो हौँ भूलण माने हँ। दषे अपने 
कावा म आपणचि ग, पछ और नि भेडाको उदू कि है। भाको दट थी ने काव्यके चार भेद माने 
३-संसकृत, प्राकृत, अप और भित्। आतुन जो "जसन गस प्रकार गछका लक्षण किया इन अपने 
'काव्यदश' नै इसे अविकलकपसो उद्त किया है। 

३ आधा चनन थी आपणो री ठी गरका उकेछ किया है। र्ग भतन मलिका च।' 

३. इसी भावक खमा सेकर खामसने १।३ के २४-२५बै सू तिज किया है अगाविद्धललितप्द भरम'॥र४॥ 
“विपतीतमुत्कलिकाप्रयम्‌'॥ २५॥ 

४, दामने जिसमें किसी पका भाग पी होता हो, से गको णन कहा ई । य-म १।३।२३॥ 
सहितका भी 'वृक्थागयुतम्‌" काका इसे आवको सृष्टि की है। कपण और विचन हो सहनः अपके 
जरी हैं। 

«विधायते साहि के छठे परे "कथा" और "खळा की चर्चा को है। ऊने गघ-पधमव काथ्यकि लीन 
भेद मे है-चप्मू, विद और करम्च। 


(२ = अपुण» 


स समम 


उत्तम श्रेणीका काव्य नहीं माना गया है॥ ७-२: 
जाम है-पद्चका [चार दोसे यु 
होनेसे उसे “चतुष्पदी' कहते हैं] । उसके दो भेद 
हैं, “वृत्त' और “जाति” । जो अक्षरांकी गणनासे 
जाना जाय, उसे “वृत्त' कहते हैं। यह भी दो 
प्रकारका है--'उक्थ' (वैदिकस्तोत्र आदि) और 
'कृतिशेषज' (लौकिक) । जहाँ मात्राओद्वारा गणना 
हो, बह पश्च 'जाति' कहलाता है। यह काश्यपका 
मत है। वराकी गणनाके अनुसार व्यवस्थित 
छन्दको ' वृत कहते हँ । पिङ्गलमुनिने वृत्तके तीन 
भेद माने हैं,-सम, अर्थसम तथा विषम। जो 
लोग गम्भीर काव्य- समुट्रके पार जाना चाहते हैं, 
उनके लिये छन्दोविद्या नौकाके समान है। महाकाव्य, 
तथा कोष-ये सभी पथके समुदाय हैं। अनेक 
सगां रचा हुआ संस्कृतभावाद्वारा निर्मित काव्य 
'महाकाव्य' कहलाता है॥ २१-२३॥ 
सर्गबद्ध रचनाको, जो संस्कृत भाषामें अथवा 
विशुद्ध एवं परिमार्जित भाषार्मे लिखी गयी हो, 
“महाकाव्य” कहते हैं। महाकाव्यके स्वरूपका 
त्याग न करते हुए उसके समान अन्य रचना भी 
हों तो वह दूषित नहीं मानी जाती। 'महाकाव्य' 
इतिहासकी कथाको लेकर निर्मित होता है अथवा 
उसके अतिरिक्त किसी उत्तम आधारको लेकर 
भी उसकी अवतारणा की जाती है। उसमें 
अथास्थान गुप्तमनत्रणा, दूतप्रेषण', अभियान और 
युद्ध आदिके वर्णनका समावेश होता है। वह 
अधिक विस्तृत नहीं होता। शक्र, अतिजगती, 
अतिशक्करी, त्रिष्न, और पुष्पिताग्रा आदि तथा 
बकत्र आदि मनोहर एवं समवृत्तवाले डन्‍्दोंमें 
महाकाव्यकी रचना की जाती है। प्रत्येक सकि 


अन्तमें छन्द बदल देना उचित है। सर्ग अत्यन्त 
संक्षिप्त नहों होना चाहिये। ' अतिशक्ररो' और 
*अष्टि'-इन दो छन्दसे एक सर्ग संकीर्ण होना 
चाहिये तथा दूसरा सर्ग मात्रिक छन्दाँसे संकीर्ण 
होना चाहिये। अगला सर्ग पूर्वसर्गकी अपेक्षा 
अधिकाधिक उत्तम होना चाहिये। 'कल्प' अत्यन्त 
लिन्दित माना गया है। उसमें सत्पुरुषोंका विशेष 
आदर नहीं होता। नगर, समुद्र, पर्वत, ऋ, 
चन्द्रमा, सूर्य, आश्रम, वृक्ष, उद्यान, जलक्रीडा, 
सुरतोत्सव, दूती-वचन-विन्यास तथा 
कुलटाके चरित्र आदि अद्भुत वर्णनॉंसे महाकाव्य 
चूर्ण होता है। अन्धकार, वायु तथा रतिको व्यक्त 
करनेवाले अन्य उद्दौपन-विभावाँसे भी वह अलंकृत 
होता है। उसमें सब प्रकारको वृत्तियांकी 
प्रवृत्ति होती है। वह सब प्रकारके भावोंसे 
प्रभावित होता है तथा सब प्रकारकी रौतियों तथा 
सभी रसॉंसे उसका संस्पर्श होता है। सभी गुणों 
और अल॑काएँसे भी महाकाव्यको परिपृष्ट किया 
जाता है। इन सब विशेषताओंके कारण ही उस 
रचनाको “महाकाव्य' कहते हैं तथा उसका 
निर्माता 'महाकवि' कहलाता है॥ २४-३२॥ 
महाकान्यमें उक्ति-वैचित्रयकी प्रधानता होते 
हुए भी रस ही उसका जीवन है। उसकी स्वरूप- 
सिद्धि अपृथग्यलसे (अर्थात्‌ सहजभावसे) साध्य 
चाग्वक्रिमा (वचनवैचित्रय अथवा यक्रोक्ति)- 
विषयक रससै होती है। महाकाव्यका फल है-- 
चारों पुरुषायोंकी प्राति'। वह नायकके नामसे ही 
सर्वत्र विख्यात होता है। प्रायः समान छदो 
अथवा वृत्तियोमें महाकाव्यका निर्वाह किया जाता 
है। कौशिक वृत्तिकी प्रधानता होनेसे काव्य- 
प्रबन्धमे कोमलता आती है। जिसमें प्रवासका 


ए चहो तल पत शिरि पह सयर दो अने क्यारे क-हे ले सिया है। 
द. भे आनिक ' से महन्‌ सँछिको मिले उदन कने कणे लक्षण विसर किय है। 
३ ने भी यनाय -इस का असे मइर्कल्य-लकदे उपयोग किया है। 

फलाः इस अको पव स्के अहचके इस कमसे हो लिया है। 


७ अध्याय ३३८० 


वर्णन हो, उस रचनाको 'कलाप' कहते हैं। उसमें 
“पूर्वानुरण” नामक श्ज्ञारससकी प्रधानता होती 
है। संस्कृत अथवा प्राकृतके दवार प्राति आदिका 
वर्णन “विशेषक' कहलाता है। जहाँ अनेक 
श्लोकॉका एक साथ अन्वय हो, उसे "कुलक" 
कहते हैं। उसीका नाम 'संदानितक' भी है। 
एक-एक श्लोककी स्वतन्त्र रचनाको 'मुक्तक' 
कहते हैं। उसे सहदयोके हृदयमें चमत्कार उत्पन 
कललेमें समर्थ होना चाहिये। श्रेष्ठ कवियोंको 


सुन्दर उक्तियसे सम्पन्न ग्रन्थको 'कोष' कहा गया 
है। वह ब्रह्मकी भोति अपरिच्छिल रससे- युक्त 
होता है तथा सहदय पुरुषोंको रुचिकर प्रतीत 
होता है। समं जो भिन्न-भिन्न छन्दोंकी रचना 
होती है, वह आभासोपम शक्ति है। उसके दो 
भेद हैं--'मिश्र' तथा “प्रकीर्ण'। जिसमें ' श्रव्य' 
और *अधिनेय'-दोनोंके लक्षण हौँ, वह “मिश्र” 
और सकल उक्तियाँसे युक्त काव्य 'प्रकीर्ण' 
कहलाता है॥ ३३-३ 


इसा रकार आहि आग्नेय महापुणमं “कण्या आदिके लक्षण” तामक 
कौन सौ सँगीसका अध्याय पूरा हुआ# ३२०० 


HP 
तीन सौ अड़तीसवाँ अध्याय 


नाटक-निरूपण 


अग्निदेव कहते हैं-वसिष्ट! “रूपक'के 
सत्ताईस भेद माने गये हैं*-नाटक, प्रकरण, डिम, 
ईहामृग, समवकार, प्रहसन, व्यायोग, भाण, वीथी, 
अङ्क, त्रोटक, नाटिका, सट्टक, रिल्पक, कर्ण, 
दिका, प्रस्थान, भाणिका, भाणी, गोही, ह्ोशक, 
काव्य, श्रीगदित, नाट्ययासक, रासक, उल्लाप्य 
तथा प्रेङ्क्षण। लक्षण दो प्रकारके होते हैं- 
सामान्य और विशेष। सामान्य लक्षण रूपकके 
सभी भोम व्याप्त होते हैं और विशेष लक्षण 
किसी-किसीमें दृष्टिगोचर होते हैं। रूपकके सभी 
भेदोमे पूर्वरक़के' निवृत्त हो जानेपर देश-काल, 
रस, भाव, विभाव, अनुभाव, अभिनय, अङ्क | कहलाते हैं। रूपकोमि 'नान्दौपाठ'के पश्चात्‌ यह 


और स्थिति-ये उनके सामान्य लक्षण हैं; क्योंकि 
इनका सर्वत्र उपसर्पण देखा जाता है। विशेष 
लक्षण यथावसर बताया जायगा। यहाँ पहले 
सामान्य लक्षण कहा जाता है; “नाटक'को धर्म, 
अर्थ और कामका साधन माना गया है; क्योंकि 
बह करण है। उसकी इतक्या (कार्यारम्भकी 
'विधि) यह है कि 'पू्वङ्ग'का विधिवत्‌ सम्पादन 
किया जाय। 'पूर्वरङ्ग'के नन्दी आदि बाईस अङ्ग 
होते है*॥ १--८॥ 

देवताओंको नमस्कार, गुरुजनकी प्रशस्ति तथा 
गौ, ब्राह्मण और राजा आदिके आशीर्वाद 'नान्दी' 
कहलाते हैं। रूपकोमे “तान्दीपाठ के पश्चात्‌ यह 


पं पले जक (१८। २)-मे ककः के दस बेद कव मने है-. भटक, प्रकरण, अङ 
चे दस भेद लो मिलते हो हँ, साझ भेद और उपलब्ध होते हैं मे 'विलासिका' 
नामक एक भेद और जोड़कर विधाने सब भरको सममव संस ईस कर दो उसो 


सीजी, प्रहसन, डिय और मग। अपुले 


च्या, यान, समबा, 
रम दस भेदाको 'रुपक' और शेष 


भोको पकक” बलया है। असिक र कमक भेद काहितरी के नमत और ' भाणौ' नामक भे 


र्सर्‌ 


“काता' क गृ को बही जो समवि विष्ट खा उपहव हाँ, उनकी के लिये सूर और नट 
और सुति आदि कलो हैं, उसका क प" है। 

जाटयशातके पचने अध्याय (९-१७ लके फुलोकों)-सें हर, अवतरन, रिन, 
रात, कमकासारिठ--वे ह 'बहिखत' कहे गे ह पके भौतर दी रहकर अधिनेता 


जए, आवण, वकाफाणि, 


जि, 
ज रोक प्रम लात हैं वदनन पर्दा उठाकर सच लोग एक साथ गली योजना कसै हैं। उसके गतक, प्ट, ताड, 
मापा च क-न स च त 


लिखा जाता है कि'नान्दनते सूत्रधार:' (नान्दोपाठके 
अनन्तर सूत्रधारका प्रवेश) । इसमें कविको पूर्व 
गुरुपरम्पराका, वंशप्रशंसा, पौरुष तथा काव्यके 
सम्बन्ध और प्रयोजन-इन पाँच विषयका निर्देश 
करे। नटी, विदूषक और पारिपार्थक --वे सूत्रधारके 
साथ जहाँ अपने कार्यसे सम्बद्ध, प्रस्तुत विषयको 
उपस्थित करनेवाले विचित्र वाक्योंद्रा परस्पर 
संलाप करते हैं, पण्डितजन उसको ' आमुख' जानें। 
उसको "प्रस्तावना" भी कहा जाता है॥९--१२॥ 

'आमुख'के तीन भेद' होते हैं-प्रवृततक, 
कथोद्धत और प्रयोगातिशय। जब सूनधार उपस्थित 
काल (ऋतु आदि)-का वर्णन कस्ता है, तब उसका 
आश्रयभूत पात्र-प्रवेश "प्रवृतक' कहलाता है। 
इसका बीजांशॉमें ही प्रादुर्भाव होता है। जब पात्र 
सूत्रधारके वाक्य अथवा वाक्यार्थो ग्रहण करके 
प्रवेश करता है, तब उसको ' कथोद्धात' कहा जाता 
है। जिस समय सूत्रधार एक प्रयोगमें दूसरे 
प्रयोगका वर्णन करें, उस समय यदि पात्र वहाँ 
प्रवेश को, तो यह 'प्रयोगातिशय' होता है। 
“इतिवृत्त' (इतिहास)-को नाटक आदिका शरीर 
कहा जाता है। उसके दो भेद माने गये हैं-' सिद्ध 
और 'उठोक्षित'। शास्म वर्षत इतिवृत्त ' सिद 
और कविकी कल्पनासे निर्मित "उत्रेक्षित' कहा 
जाता है। बीज, बिन्दु, पताक, प्रकरी और कार्य-- 
चे पाँच अर्थप्रकृतियां (प्रयोजनसिद्धिकी हेतुभूता) 


है'। चेटा (कार्यावसथाएँ) भी पाँच ही मानी गयी 
हैं। इनके जाम क्रमशः इस प्रकार हैं--प्रारम्भ, 
पल, ग्राहि-सद्धावई, नियतफलप्रापि और पाँचवाँ 
फलयोग। रूपकमें मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श 
और निर्वहणे क्रमशः पाँच संधियाँ हैं'। जो 
अल्पमात वर्णित होनेपर भी बहुधा विसर्पण- 
अनेक अवान्तर कार्योंको उत्पन्न करता है, 
फलकी हेतुभूत उस अर्थप्रकृतिको 'बीज' कहा 
जाता है। जिसमें विविध वृत्तानों और रससे 
'चौजकी उत्पत्ति होती है, काव्यके शरीरमें अनुगत 
उस संधिको 'मुख' कहते हैं। अभीष्ट अर्थकी 
रचना, कथावस्तुकी अखण्डता, प्रयोगमें अनुराग, 
गोपनीय विषयोंका गोपन, अद्भुत वर्णन, प्रकाशय 
विषयका प्रकाशन-ये काव्याङ्गोकि छः फल हैं। 
जैसे अङ्गहीन मनुष्य किसी कार्यमें समर्थ नहीं 
होता, उसी प्रकार अङ्गहीन काव्य भी प्रयोगके 
योग्य नहीँ माना जाता । देश-कालके बिना किसी 
भी इतिवृत्तकी प्रवृत्ति नहीं होती, अत; नियमपूर्वक 
उन दोनॉका उपादान “पद' कहलाता है। दशम 
भारतवर्ष और कासे सत्ययुग, जत और द्वापरयुगको 
ग्रहण करना चाहिये। देश-कालके बिना कहाँ भी 
रधियोंके सुख-दु:खका उदय नहीं होता। सृष्टिके 
आदिकालकी वार्ता अथवा सृष्टिपालन आदिकी 
जाता प्राप्त हो तो बह वर्णनीय है। ऐसा कललेमें 
कोई दोष नहीँ है'॥ १३-२७॥ 


इस प्रकार आदि आप्लेक महापुराणरमे “खाटकका निरूपण नामक 
हान सौं अड्तीसवाँ अध्याय पूण हुआ॥ ३३८४ 
Se 


ए ज सब जड का कल पु क ह अल के कालके जरम अप्ललो गोज है. 
शर वसमा 


नादौ कृता मया 


पूर्वमाशीदतसंदु। 
२, विश्वले पुणे "संहिता: सके रे लेकर रि स ककी पोको अपने प्रथने अधिकलल्पसे 


उरत किया है। अभिपुणणमे 


और 'परयोगाठिकय द कत भद माने गये हैं। पर विधाने 


प्सावनाकै 
उद" और' अवलगित'-ये दो भेद और डर पाँच पद सतकार किये है 
थे 


३ इन पौचों 


पन्त जयो-कानत्ों गण किया है। 


अकति 
तिवत न्न के स्थने ' उरता उलेक किष है। 


अवुशोलनते यह स्पट जत पढ है कि ज्यासदेवपर भुका भा पढ़ा है और परी आलोचकोंके प्रय 


सङके 
मुनि एवंव्यासदेवसे भौ प्रादि हैं। 


«अध्याय ३३९० 


तीन सौ उनतालीसवाँ अध्याय 
शृङ्गारादि रस, भाव तथा नायक आदिका निरूपण 


अग्निदेव कहते हैं वसिष्ठ! वेदान्तशास्त्रमें 
जिस अक्षर (अविनाशी), सनातन, अजन्मा और 
व्यापक प्रम परमेश्वरको अद्वितीय, चैतन्यस्वरूप 
और ्योतिर्मय कहते हैं, उसका सहज (स्वरूपभूत) 
आनन्द कभी-कभी व्यञ्जत होता है, उस आनन्दकी 
अभिव्यक्तिका ही “चैतन्य', “चमत्कार' और 'रस'के 
'जामसे वर्णन किया जाता है'। आनन्दका जो प्रथम 
विकार है, उसे ' अहंकार" कहा गया है। अहंकारसे 
“अभिमान'का प्रादुर्भाव हुआ। इस अभिमानमें ही 
तीनों लोकॉकी समाप्ति हुई है॥ १-३॥ 


होकर 'थृङ्गार'के नामसे गायी जाती है। शृज्ञारके 
इच्छानुसार हास्य आदि अनेक दूसरे भेद प्रकट 
हुए हैं। उनके अपने-अपने विशेष स्थायी भाव 
होते हैं, जिनका परिपोष (अभिव्यक्ति) ही उन- 
उन रसॉका लक्षण है॥४-५॥ 

चे रस परमात्माके सत्वादि गुणोके विस्तारसे 
प्रकट होते हैं। अनुरागसे शषङ्गार, तीक्ष्णतासे रौद्र, 
उत्साहसे वीर और संकोचसे बीभत्स रसका उदय 


होता है। श्रृज्ञार रससे हास्य, र्र रससे करुण 
रस, वीर रससे अद्भुत रस तथा बीभत्स रससे 
भयानक रसकी निष्पत्ति होती है। शूङ्गार, हास्य, 
करुण, रौद्र, दीर, भयानक, बीभत्स, अद्धुत और 
शान्त-ये नौ रस माने गये हैं। वैसे सहज रस 
तो चार ( शृङ्गार, रौद्र, वीर एवं बीभत्स) ही हैं। 
जैसे बिना त्यागके धनकी शोभा नहीं होती, वैसे 
हो रसहीन वाणीकी भी शोभा नहीं होती। अपार 
काव्यसंसारमें कवि ही प्रजापति है। उसको 
संसारका जैसा स्वरूप रुचिकर जान पड़ता है, 
उसके काव्यमे यह जगत्‌ वसे ही रूपमे परिवर्तित 
होता है। यदि कवि शृङ्गरससका प्रेमी है, तो 
(उसके काल्यमें रसमय जगतूका प्राकट्य होता है। 
यदि कवि भृङ्गारी न हो तो निश्चय हौ काव्य 
नीरस होगा। 'रस' भावहीन नहीँ है और ' भाव" 
भी रससे रहित नहीं है; क्योंकि इन भावॉसे 
रसकी भावना (अभिव्यक्ति) होती है। ' भावयन्ते 
रसा एभिः।' (भावित होते हैं रस इनके द्वारा) 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार बे 'भाव' कहे गये 
है'॥६-१२॥ 


(पु सिर वि किय, पोका यो कर बकेन किल, कित रा बल्यो अफम पते कण कम 
विषम वेदव्यासकी वच ' अतुल में अधिक ट हुई है एकोन बके सहज आफदको अधिव्यकिकों ही "चैतन्य, पा 
तथा 'एस' कम दिया है। बेदाटा-सुजकार बदके समक्ष अवश्य ह “रखो वै सः ।“-यड औपतिषद वाची भी रही है। भके 
का! आचार्य हिने मतका विद विवन आचार्य मटे अरनी मदि णहा 'काव्यप्रकाश!में 
क्िया है, यह वेदा हौ अपनादी है, तथो बै सः'का प्राचे उलेख करके 'चिदावरणपङग ' रवण चित'को हो 
“रस माता ै। भामहनै महाकाव्पके सखु सोडसवे रैक सकले: पृथक "याँ लिखकर रसका योग तो स्वीकार किया है, 
तु रसके भव्य स्यरूपका कोई विरेचन नहीँ किया है। अधिग, मर शचा वाने भी जमा नि स्वकपको ही स्वोकार 
य है। ध्यनिवादी या नाकदा रफके उ माहिम स्वक्सको ही आदर दिला तथा 'जहास्वादसहोदर' कहकर उसकी 
परा बची है। 

३, इस कथनके उपजीव्य हैरान । डो मा, र, योर और चोधर रोखे क्रमशः हास्य, करण, अद्भुत तथा भयानक 
रकी उत्पति मानी है। सका 

कः ॥ (नटा ६।३९) 
भिन लेस सा से भावोकी 

ज्य होली है अथवा भसे रसांकी |) इसके उ बे कहते है कि "भोसे हो रखो अधिल्याक देख जाती है, रसोसे भावोकी 
'कही।' ससके उद्धाकक होनैके कारण हो बे" भाव” कहे जले है यह डहर हो आध्तवुराणकी जिये मुखरित ह हैन भावनो 
सोत भाषो ससरत: ।'--यह उत भी टर्की कारिकाका हो ऊ है। ( देखिये ६। ३६) । 


“रति' आदि आठ स्थायी भाव होते हैं तथा 
“स्तम्भ' आदि आठ सात्त्विक भाव माने जाते हैं। 
सुखके मनोऽनुकूल अनुभव (आनन्दकी मनोरम 
अनुभूति)-को *रति' कहा जाता है । हर्ष आदिके | 
द्वारा चित्तके विकासको 'हास' कहा जाता है। 
अभीष्ट वस्तुके नाश आदिसे उत्प्र मनकी 
'विकलताको 'शोक' कहते हैं। अपने प्रतिकूल 
आचरण कलेवालेपर कठोरताके उदयको 'क्रोध' 
कहते हैं। पुरुषार्थके अनुकूल मनोभावका नाम 
"उत्साह" है॥१३-१५॥ 

चित्र आदिके दर्शनसे जनित मानसिक 
'विकलताको ' भय” कहते है। दु्भावाही पदाोकी 
निन्दा 'जुगुप्सा' कहलाती है। किसी बस्तुके 
'दर्शनसे चित्तका अतिशय आश्षर॑से पूरित हो जाना 
“विस्मय' कहलाता है। 'स्तम्प' आदि आठ 
सात्विक भाव हैं, जो रजोगुण और तमोगुणसे परे 
है। भय या रागादि उपाधियोंसे चेशका अवरोध 
हो जाना 'स्तम्भ'* कहलाता है। श्रम एवं राग 


उच्छ्वसित होना और उसमें रोंगटे खड़े हो जाना 
“रमाञच' कहा गया है। हर्ष आदि तथा भव 
आदिके कारण वाणीका स्पष्ट उच्चारण न होना 
(गद्गद हो जाना) 'स्वरभेद' कहा गया है। 
चिततके क्षोभसे उत्पन्न कम्पनको “वेषधु' कहा 
गया है। विषाद आदिसे शरीरकी कान्तिका 
परिवर्तन “वैवर्ण्य कहा गया है। दुःख अथवा 
आनन्द आदिसे उद्धू नेत्रजलको “अब्नु' कहते 
हैं। उपवास आदिसे इख्ियॉकी संहाहीनताको 
परलय" कहा जाता है॥ १६--२१॥ 

वैय आदिसे उत्पन्न मानसिक खेदको ' वद 
कहा जाता है। मानसिक पीड़ा आदिसे जनित 


शैविल्यको “ग्लानि' कहते हैं; वह शरीरम 
हो व्यास होती है। अनिष्टप्रातिकी सम्भावनाको 
“शङ्का' और मत्सर (दूसरेका उत्कर्ष सहन न 
करने)-को 'असूया' कहा जाता है। मदिरा 
आदिके उपयोगसे उत्पतन मानसिक मोह 'मद' 
कहलाता है। अधिक कार्य करनेसे शरीरके भीतर 
उत्पन्न क्लान्तिको 'श्रम' कहते हैं। शृङ्गार आदि 
धारण करनेमें चिसको उदासीनताको ' आलस्य' 
कहते हैं। घैर्यसे भ्रष्ट हो जाना “दैन्य' तथा अभीष्ट 
वस्तुकी प्राप्ति न होनेसे जो बार-बार उसकी ओर 
ध्यान जाता है, उसे “चिन्ता' कहते हैं। किसी 
कार्य (भसे छूटने या इष्टवस्तुको पाने आदि)- 
के लिये उपाय न सूझना “मोह' कहलाता 
ह॥२२-२५॥ 

अनुभूत वस्तुका चिते प्रतिबिम्बित होना 
“स्मृति ' कहलाता है। त्वज्ञानके द्वारा अथोके 
निक्षपको *मति' कहते हैं। अनुराग आदिसे 
होनेवाला जो कोई अकथनीय मानसिक संकोच 
होता है, उसका नाम 'व्रीडा' या 'लजा' है। 
चित्तको अस्थिरताको “चपलता' और प्रसत्रताको 
'हर्ष' कहते हैं। प्रतीकारकी आशासे उद्धृत 
अन्तःकरणकी विकलताको 'आवेश' कहा जाता 
है। कर्तव्यके विषयमे कुछ प्रतिभान न होना 
“जडता' कही जाती है। अभीष्ट वस्तुकी प्रातिसे 
बढे हुए आनन्द या संतोषके अभ्युदयको ' धृति' 
कहते है दूरम निकृष्टता और अपम उत्कृषठताकी 
भावनाको “गर्व” कहा जाता है। इच्छित वस्तुके 
लाभमें दैव आदिसे जनित विष्तके कारण जो 
दुःख होता है, उसे “विषाद' कहते हैं। अभीष्ट 
पदार्थको इच्छसे जो मनकी चञ्चल स्थिति होती 
है, उसका नाम “उत्कण्ठा' या “उत्सुकता' है। 
अस्थिर हो उठता चित्त और इनद्रियका ' अपस्मार' 


समयमा यहो लखन विने ड लिय ह 


७ अध्याय ३३९० 


है। युद्धम बाधाओके उपस्थित होनेसे स्थिर न रह 
पाना “त्रास” माना गया है तथा चित्तके चमत्कृत 
होनेको “वीप्सा' कहते हैं। क्रोधके शमन न होनेको 
'अमर्ष' तथा चेतनताके उदयको “प्रबोध' या 
'जागरण' कहते हैं। चेष्टा और आकारसे प्रकट 
होनेवाले भावोंका गोपन 'अवहित्थ' कहलाता है। 
धसे गुरुजनॉपर कठोर वाग्दण्डका प्रयोग उप्रा" 
कहलाता है। चिते उहापोहको "वितर्क" तथा 
मानस एवं शरीरकी प्रतिकूल परिस्थितिको 'व्याधि' 
कहते हैं। काम आदिके कारण असम्बद्ध प्रलाप 
करको 'उन्माद' कहा गया है। तत्वज्ञान होनेपर 
चित्तगत वासनाकी शान्तिको “शम' कहते हैं। 
कविजनॉंको काव्यादियें रस एवं भवोका निवेश 
करना चाहिये। जिसमें 'रति' आदि स्थायी 
भावोंकी विभावना हो, अथवा जिसके द्वारा 
इनकी विभावना हो, वह 'विभाव' कहा गया है; 
यह 'आलम्बन' और “उद्दौपन'के भेदसे दो 
प्रकारका माना जाता है। 'रति' आदि भावसमूह 
जिसका आश्रय लेकर निष्फा होते हैं, वह 
“आलम्बन' नामक विभाव है। यह नायक 
आदिका आलम्बन लेकर आविर्भूत होता है। 
धीरोदात, धीरोद्धत, धीरललित और धौररशान्त-- 
ये चार प्रकारके नायक माने गये हँ। ये धौरोदातादि 
नायक अनुकूल, दक्षिण, शठ एवं धृष्टे भेदसे 
सोलह प्रकारके कहे जाते हैं। पीठम, विट और 
विदूषक -े तीनों शुङ्गारसमें नायकके नर्मसचिव-- 
अनुनायक होते हँ। पीठमर्द मा्‌ एवं 'नायक के 
समान बलशाली (सहायक) होता है। "विट" 
(धूर्त) नायकके देशका कोई व्यक्ति होता है। 
*विदृषक' प्रहसनसे नायकको प्रसन्न करनेवाला 
होता है। नायककी नायिकाएँ भी तीन प्रकारको 
होती हैं--स्वकीया, परकीया एवं पुरर्भ। 'पुरर्भ' 
नायिका कौशिकाचार्यके मतसे है। कुछ 'पुर्भ' 


नाविकाको न मानकर उसके स्थानपर “सामान्य 'की 
गणना करते हैं। इन्हीं नायिकाओंके अनेक भेद 
होते हैं। "उद्दीपन विधाव' विविध संस्कारोके 
रूपमें स्थित रहते हैं। ये 'आलम्बन विभाव'में 
भावोंको उद्दीस करते हैं॥ २६-४२॥ 

चौंसठ कलाएं कर्म्मादि एवं गीतिकादिके 
भेदसे दो प्रकारको होती हैं। 'कुहक' और 
“स्मृति' प्रायः हासोपहारक हैं। आलम्बन विभावके 
उद्बुद्ध संस्कारयुकत भावोके द्वारा स्मृति, इच्छा, 
द्वेष और प्रयललके संयोगसे किये हुए मन, वाणी, 
बुद्धि तथा शरीरके कार्यको विदन ' अनुभाव' 
मानते हैं-'स अत्र अनुभूयते उत अनुभवति।' 
(आलम्बनमें जो अनुभूयमान है, अथवा आलम्बनमें 
जो दर्शनके बाद प्रकट होता है)-इस प्रकार 
“अनुभाव' शब्दकौ निरुक्त (व्युत्पत)-की जाती 
है। मानसिक व्यापारकी बहुलतासे युक्त कार्य 
“मनका कार्य' कहा जाता है। यह 'पौरुष' 
(पुलुष-सम्बन्धी) एवं ' सरण (स्वौ-सम्बन्धी)-- 
दो प्रकारका होता है। वह इस प्रकार भी प्रसिद्ध 
है-- ॥ ४३--४६॥ 

शोभा, विलास, माधुर्य, स्थैर्य, गाम्भीर्य, 
ललित, औदार्य तथा तेज--ये आठ “पौरुष कर्म' 
ह। नीच जनॉकी निन्दा, उत्तम पुरुषोंसे स्पर्धा 
शौर्य और चातुर्य--इनके कारण मानसिक कार्यके 
रूपमे शोधाका आविर्भाव होता है। जैसे- 
“भवनकी शोभा होती है'॥ ४७-४८॥ 

भाव, हाव, हेला, शोभा, कान्ति, दीति, 
माधुर्य, शौर्य, प्रगल्भता, उदारता, स्थिरता एवं 
'गम्भीरता--ये बारह “स्त्रियोंके विभाव' कहे गये 
हैं। विलास और हावको “भाव” कहते हैं। यह 
“भाव' किंचित हसे प्रादर्भृत होता है। वाणीके 
"योगको “वागारम्भ' कहते हैं। उसके भी बारह 
भेद होते हैं। उनमें भाषणको 'आलाप', अधिक 


भाषणको 'प्रलाप', दुःखपूर्ण वचनको “बिलाप 
बारंबार कथनको “अनुलाप', कथोपकथनको 
'संलाप', निरर्थक भाषणको ' अपलाप', वात्तकि 
परिवहनको “संदेश” और विषयके प्रतिपादनको 
“निर्देश” कहते हैं। तत््वकथनकों ' अतिदेश 
एवं निस्सार वस्तुके वर्णनकों 'अपदेश' कहा 
इस प्रकार आदि आम्तेस महापुराण्मे "शृङ्गारादि 


जाता है शिक्षापूर्ण- वचनको “उपदेश” और 
व्याजोछिको व्यपदेश कहते हैं। दूसरको 
अभीष्ट अर्थका ज्ञान करानेके लिये उत्त बुद्धका 
आश्रय लेकर वागारम्भका व्यापार होता है। 
उसके भी रीति, वृति और प्रवृतति-ये तीन भेद 
होते हैं॥ ४९-५४४॥ 

रख भाव तथा नायक आदिका निरूपण" तामक 


तान सौ उनतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ३३९४ 


तीन सौ चालीसवाँ अध्याय 
रीति-निरूपण 


अग्निदेव कहते हैं-_ वसिष्ट! अब मैं 'वाग्विद्या' 
(काव्यशास्त्र)-के सम्यक्‌ परिज्ञानके लिये “रैति'का 
वर्णन करता हूँ। उसके भी चार भेद होते है- 
पाञ्चाली, गौडी, वैदर्भी तथा लाटी। इनमें 
“प्ली रीति' उपचास्युक्त, कोमल एवं लघु- 
समासोंसे समन्वित होती है। “गौडी रौति'में 
संदर्भकी अधिकता और लंबे-लंबे समासॉकी 
बहुलता होती है। वह अधिक उपचारोसे युक्त 
नहीं होती। 'वैदर्भी रीति' उपचाररहित, सामान्यत: 
कोमल संदभाँसे युक्त एवं समासवर्जित होती है। 
“लाटी रीति' संदर्भकी स्पष्टतासे युक्त होती है, 
किंतु उसमें समास अत्यन्त स्पष्ट नहीं होते। वह 
यद्यपि अनेक दिद्धानोंद्रारा परित्यक है, तथापि 
अतिबहुल उपचारयुक्त लाटी रौतिकी रचना उपलब्ध 


वाक्यरचना “वृत्ति' कही गयी है। उसके चार भेद 
भारती, आरभटी, कैशिकी एवं सात्वती। 
भती यृ” याचिक अभिनयकी प्रधानतासे 
युक्त होती है। यह प्रायः (नट) पुरुषे आश्रित 
होती है, किंतु कभी-कभी स्त्री (नटी)-के 
आश्रित होनेपर यह प्राकृत उक्तियोसे संयुक्त होती 
है। भएक दवा प्रयुक्त होनेके कारण इसे ' भारती” 
कहा जाता है। भारतीके चार अङ्ग माने गये है 
चौथी, प्रहसन, आमुख एवं नाटकादिकी प्ररोचना। 
जीधीके तेरह अङ्ग होते हैं-उद्ातक, लपित, 
त्रिगत, छल, अवस्यन्दित, गण्ड, मृदव एवं 
उचित। तापस आदिके परिहासयुक्त वचनको 
“प्हसन' कहते हैं। ' आरभटी यृत्ति'में माया, 


होती है॥ १-४॥ 
(अब चृत्तियोंका वर्णन किया जाता है-) 
जो क्रियाओमें विषमताको प्रास नहँ होती, बह 


इन्द्रजाल और युद्ध आदिकी बहुलता मानी गयी 
है। आरभटी वृत्तिके भेद निम्नलिखित हैं- 
संक्षिसकार, पात तथा वस्तूत्थापन"॥ ५--११॥ 


इल प्रकार आदि आश्तेय महानयं “रतििरूपण' नामक 
वॉन साँ चालीसवाँ अध्याय पूण हुआ २४०॥ 
ति 


दु बाके सह जनक शे ठेलरकन आश्वक चकला है; इसीका सात लेकर आचार्य मनने 
ताला कास सुके हार सिको काला आाल्या' कहा है और विशिष्ट पद-रचनाका गाम रि दिया है। अतित 


७ अध्याय ३४१० ७०९ 


'तीन सौ इकतालीसवाँ अध्याय 
नृत्य आदिमें उपयोगी आङ्गिक कर्म 

अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ! अब मै | कुट्टमित, बिब्बोक, ललित, विहत, क्रीडित तथा 
*अधिनय '* में नृत्य आदिके समय शीसे होनेवाली | केलि--ये नायिकाओकि यौवनकालमें सहजभावसे 
विशेष चेष्टाको तथा अङ्ग-प्रत्यङ्गके कर्मको बताता | प्रकट होनेवाले बारह अलंकार हैं। आवरणसे 
हूँ। इसे विद्वान पुरुष ' आङ्गिक कर्म" मानते हैं। | आवृत स्थानें प्रियजनॉंकी चेष्टाके अनुकरणको 
यह सब कुछ प्रायः अबलाजनोकि आश्रित होनेपर | 'लौला' कहते हैं। प्रियजनके दर्शन आदिसे जो 
'विच्छितति-विशेषका पोषक होता है। लौला, | मुख और नेत्र आदिकी चेष्टाओमे कुछ विशेष 
'विलास, वि्छितति, विभ्रम, किलकिशित, मोषावित, | चमत्कार लक्षित होता है, उसको सहदयजन 
तक पा बेर ल लोहे ह- जरा, र, व ज लो ओर शत जातक परप लढ के £ हा 
कि बामे पत आए भो "को न नहं किया है, ताप सारी आलोचक साटो थी विचार किया है। 
जामा काली का सबन किया के सकी अजं सौ ग सम्प एच “पाली 
रो है मु पच पट पकती न हक छे सृ शका बाण गया है। 
[सक महको ही कन को व्य किस है! छोटे रा रकेल अध शोण है, अ बा ता 
गय है सी गुणका को सौव सदन बोध कटै ये तालीको ही कहा को 
बमनोल” कवक भ किस है। काली एच हो ओज' कि कपक ण प्ट होते 
है। जो समाससे स्य तथा कोमल संदर्भवाली रचना होती है, उसको 'वैदर्थी' कहा गया है ।वैरधीके इसौ लक्षणको कामनने 'सपड़गुणोपेता' 
कका व्यङ किया है उल ए रिन्‌ शीत और समप हो है। सा 

पा तल भना । का व गतिलो 

पगृ उ भत पनत कक है और उतके जाए भेटे हए ती, 'कैकिको' शण 
आती ती का रट बद त बु, कका सामे और आपट का अपव आवि 
सै जो रात पुछ रोता जते. सी, कते पुछ १७ पु कै, ह 
“भारती कामवाली यूति है; उसके चार अङ्ग हैं-प्रतोचना, आमुख, यौधौ और प्रहसन (दहण्य:-नाटयकासमका जौसपों अध्याष)। 
मन षि भम यन ता हे आ फ जत प है. 

पु 'काटालाल (अध्याय २)-म क-न ल्क र 'अधितव'के सयक सित है- 
षि मक और सयक जरा सी रछ ै। क कप अध्या ै। बह नरा है मने सि 
पु और आ जी लक विकार अका हट हेते, रं अलंकार" का गय है अलक भाक भा हत हं 
पहले तीन ' अङ्गज अलंकार' हैं, दस "स्वाभाविक अलंकार' हैं और सात ' अवतनज' हैं। वे सब-के-सब रस और भावसे उपमित होते 
घा न औला पा अधिक हो, ल होकर सले बे सा द है और भ भक हैं 
(स क होता हैसा प का च होल है, का और "ह हाका उदर कहा गया है चण, 
आह और सुखपगके छाए तथा सत्थ और आधिनवके छ बे आनीक अको आवट (प्रकट) कोशला त "भए 
कला है। लौला, दिला; वि, विन, क, म, तो, ललित और विहते दस जो 
पा टा था अलंकरण है। लका नि क शोक १२-९५ कग होल शण, क, मा, ध, 
अर तथा औत अलक ए सका स रोक २९-3 तक उपलनध होक है। परे शोध, विलास, 
धु, सम्य, गाम्भीर्य, ललित, औदार्य और तेज--ये आठ साल्वक भाव प्रकट होले हैं। यहाँ सौला-विलास आदि जो स्त्रयोके 
(अलंकरण कहे गेह, उनकी संख्या दस है; किंतु आम्निपुताणमे जयासयते 'रडित' और "केलि इन दोकी उद्धावगा करके स्त्रियोके 
सा अहरो बा बहाव स्क उनकै अतिरि छ. ह यो उसवत करके इसकी संछा 
दालक ह री $। घ्नते पे लिये सोल विलास आदि कुछ हौ भे रर स हे, किंतु एन 
यने अठ पर्यो क अक उरण शि रन सु कदे है। 


*विलास' कहते हैं। हर्षसे होनेवाले हास और | निहित, परावृत, तक्षत, अधोगत एवं लोलित- 
शुष्क रुदन आदिके मिश्रणको *किलकिडित' | ये तेरह प्रकारके शिरकर्म जानने चाहिये। भूर्म 
माना गया है। चित्तके किसी गर्वयुक्त विकारको | सात' प्रकारका होता है। भूसंचालनके कमम 
“बब्बोक' कहते हैं। (इस भावके उदय होनेपर | पातन आदि कर्म मुख्य हैं। रस, स्थायी भाव एवं 
अभीष्ट वस्तुमे भी अनादर प्रकट किया जाता है।) | संचारी भावके सम्बन्धसे दृष्टि'का ' अभिनय” 
सौकुमार्ब्यजनित चेष्टा-विशेषको 'ललित' कहते | तौन प्रकारका होता है। उसके भी छत्तीस भेद 
हैं। सिर, हाथ, वकषसथल, पार्थभाग--ये क्रमशः | होते हैं-जिनमें दस भेद ससे र्त होते हैं। 
अङ्ग हैं। भ्रूलता (भौंह) आदिको प्रत्यङ्ग या | कनौनिकाका कर्म भ्रमण एवं चलनादिके 
“उपाङ्ग' जाना जाता है। अङ्ग-ङगप्रयलजनित | भेदसे नौ" प्रकारका माना गया है। मुखके 
कर्म (चेष्टविशेष)-के बिना तृत्य आदिका प्रयोग 

सफल नहीं होता। यह कहीं मुख्यरूपसे और कहीँ 
चक्ररूपसे साधित होता है। आकम्पित, कम्पित, | छ:* चिबुक-क्रियाके सात' एवं प्रीवाकर्मके 
धुत, विधुत, परिवाहित, आधूत, अवधूत, अजित, | नौ" भेद बताये गये हैं। हस्तका अभिनय प्रायः 

(नार के आठे आपय उलो ९७ के तक कालके र रोक तर व्य टच हो है। 
i 
Cre 

ल के प को बहप कौ गव ह, क "काल भे का जसे तचो 
क प, पार कि तथा बहन) टोप ओरी तक एक फा था शाह जाते अरो उठन उ है। रस 
(तरह उन्हें एक साथ खा एक-एक करके नोचे लाना 'पातन' है। भौहोंके मूलभागको कपर उठान ' छुकुटौ' कही गयी है। दोनों औरकी 
असगर तत भती हतकः मा उठे चह कन ह हो है। एक का श धोक मृ सहन 
कहा गया है। एक हौ धौंहके ललितउत्लोपते 'रेचित का सम्पादन होठा है और भौहोंका जो स्वाभाविक कर्ण है, उसे 'सहज' कहा गया 
(कर ८६१८-१७), 

३. कान्ता, भवानका, हास्या, करुणा, अद्ध, री, बौर तथा चधा चे आठ “रसपृष्टियाँ' हैं। ध, हहा, दीन, कु, दत, 
अवान्यिता, जुगुप्मिता तथा विस्मिता--वे आठ 'स्थाविधाव-सम्बान्धिनौ' दृहियाँ हँ । शून्य, सलिना, आना, ललिता, ग्लान, शित, 
'विषण्ना, मुकला, कुशिता, अभित, जिद, ललिता, वितर्किला, आमक, विश्ान्ता, विप्तुता, आकेकरा, चिशोका, जता तथां 
ज पे स कल कनक श र धता सि 
तह" अध्याय आठ सोक ४१-१४ तक) 

तर पता चला शे विय, निचा रू क-न कर् नु ल दोनो 
प क ज न, शाप है क छल" दकल है। लडी ओर न पलै ते 
खानको “चलन जना ह उनको भो पख दे रेश" अकाल कट केमो कल विव कको पिका 
अब उठता त कहलता है. लिकलन ला है और स्कर उनकी ह कहलाते ै। 

दि तन पुन, ति दुखे छ क है (ज ८, श्लोक १५३ से ५७ तक) 

६. नता, मन्दा, विकृष्ट, सोच्छुयासा, विपूर्णिता तथा स्वाभाविकी --ये छः: प्रकारकी “नासिका' मानी गयी हैं। 

(का हब ह कटान ८ श्लोक १ ढक) 

इ कचर निल ह लच क जव दे ओई क (अध्य ८ सो ९५-५७) 

ले रक कै छ भका स सस अय अ सथ द-प डा हक 
जम, (अचा र, श्लोक २२८०) 

९. कुट्न, खण्डन, छितर, जुक्ति, लेहन, सम तथा दत्तक्रियाट-ये सात प्रकारको “जिबुरक्रिया' हैं। (द्रव्य --अध्याय ८, 
लोक १४०-१३) 

(गा उक अक जल और क-कै सोक २००-१७३) 


+ अध्याय ३४२* 


९१ 


[उमम 


“असंयत तथा “संयुत'--दो प्रकारका होता है। 
ताक, त्रिपताक, कर्तरीमुख, अर्चन, उत्कराल, 
शुकतुण्ड, मुष्टि, शिखर, कपित्थ, कटकामुख, 
सूच्यास्य, पद्मकोष, अतिशिरा, मृगशीर्षक, कामूल, 
'कालपच्न, चतुर, भ्रमर, हसाय, हंसपक्ष, संदंश, 
मुकुल, ऊर्णनाभ एवं ताम्रचूड असंयुत हस्त के 
ये चौबीस भेद कहे गये है।॥१-१६॥ 

“संयुत हस्त'के तेरह भेद माने जाते हँ 
अञ्जलि, कपोत, कर्कट, स्वस्तिक, कटक, वर्षमान, 


असङ्ग, निषध, दोल, पुष्पपुट, मकर, गजदन्त 
एवं बहिःस्तम्भ। संुत करके परिवर्द्धनसे इसके 
अन्य भेद भौ होते हं॥ १७-१८॥ 

वक्ष:स्वलका अभिनय आभुगननर्तन आदि 
भेदोंसे पाँच' प्रकारका होता है। उदरकमी 
अनतिक्षाम, खल्व तथा पूर्ण--तीन प्रकारके होते 
हेँ।पार्खभागोकि पाँच' कर्म तथा ङ्गक भी पाँच 
ही कर्म होते हैं। नाटय-तृत्य आदियें पादकमके 
अनेक भेद होते हैं॥ १९-२१॥ 


इस परकार आदि आग्नेय सहापुराणरमे “कृत्य आदिमं उपयोगी विभित्र अङ्गोकी क्रियाओंका विरूपण 
जामक तीन सौँ इकठालोसचाँ अध्याय पूरा हुआ# ३४१० 


es 
तीन सौ बयालीसवाँ अध्याय 
अभिनय और अलंकारोंका निरूपण 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ 'काव्य' अथवा 
“नाटक' आदिमे वर्णित विषयोंको जो अभिमुख 
कर देता--सामने ला देता, अर्थात्‌ मूर्तरूपसे 


प्रत्यक्ष दिखा देता है, पात्रोके उस कार्यकलापको | "प्रकार ' 


विद्वान पुरुष  अभिनय' मानते या कहते हैं। वह 
चार प्रकारसे सम्भव होता है। उन चारों अभिनयोंके 
जाम इस प्रकार हैं--सात्त्विक, वाचिक, आङ्गिक 
और आहार्य। स्तम्भ, स्वेद आदि “सात्विक 
अभिनय! हैं; वाणीसे जिसका आरम्भ होता है, 
वह 'वाचिक अभिनय” है; शरीरसे आरम्भ किये 
जानेवाले अभिनयको 'आङ्गिक' कहते हैं तथा 
जिसका आरम्भ बुद्धिसे किया जाता है, वह 
“आहार्य अभिनय' कहा गया है॥ १-२॥ 
'रसादिका आधान अभिमानको सत्तासे होता 


है। उसके बिता सबकी स्वतन्वा व्यर्थ ही है। 
“सम्भोग' और "विप्रलम्भ 'के भेदसे शृङ्गा दो 
प्रकारका माना जाता है। उनके भी 'प्रच्छन्न' एवं 
(दो भेद होते हैं। विप्रलम्भ शङ्गारे 
चार भेद माने जाते है-पूरवानराग, मान, प्रवास 
एवं करुणात्मक॥३--५॥ 

इन पूर्वानुरागादिसे “सम्भोग' श्रज्ञाककी उत्पत्ति 
होती है। वह भी चार भागम विभाजित होता है 
एवं पूर्वका अतिक्रमण नहीं करता। यह स्त्री और 
पुरुषका आश्रय लेकर स्थित होता है। उस 
थृङ्गारकी साधिका अथवा अभिव्यञ्जिका 'रति' 
मानी गयी है। उसमें ववर्य और प्रलयके सिवा 
अन्य सभी सात्त्विक भाबोंका उदय होता है। 
धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष-इन चारों पुरुषार्थोसे, 


सकसको विद विवेचक किये ह कट 
२ आपु, नि, प्रकरि, उद्रि तथा: 


द “वसल के चंच भेद हैं। (ह्ह्य--अध्याय ९, श्लोक २२३-२३२) 


३ कुछ लोग कम, खल्व, सम तथा पूरण -ये "उदार के आर धर माको हँ) 


(४ त, समुलत, प्रसारित, वितता 


जशे चन के पाँच कर्म हैं। (ट अध्यय ९, सोक २३३--२४०) 


जाट्य उकम और 'जङ्गकरम' द हो जय -उ का हैं। कम्पन, खलन, सर, उ और विवरतन_-वे पाँच 


“उरक है तथा आवर्तित, तत, कि, उद्धदिल तथा परस ने पाँच “रहम है। (हय -आधक ९, श्लोक २५०--२६५) 
स, स्वे, रमा, सतप, वु ब, अनु सा फ़लच--ये आठ सात्विक भाव हैं इने र और प्रतयका 
राम सम्थोग- कुङ्गा नह होला। 


आलम्बन-विरोषसे तथा आलम्बन-विरोषके 
वैशेषिकसे शङ्गाएस निरन्तर उपचय (वृद्धि- 
को प्राप्त होता है। अभिनव” श्रे दो भेद 
और जानने चाहिये --'वचनक्रियात्क' तथा 
“नपध्करयतमक'॥ ६-८६॥ 


(अपहसित और अतिहसित । जिसमें मुस्कुराहटमात्र 
हो, दाँत न दिखायी दे-एऐसी हॅसीको 'स्मित' 
कहते हैं। जिसमें दन्ताग्र कुछ दीख पढेँ और नेत्र 
प्रफुक्लित हो उठें, वह 'हसित' कहा जाता है। 
यह उत्तम पुरुषोंकी हँसी है। ध्वनियुक्त हासको 
"विहसित' तथा कुटिलतापूर्ण दृष्टिसे देखकर किये 
गये अह्ृहासको 'उपहसित' कहते हैं। यह मध्यम 
पुरुषोंकी हँसी है। बेमौके जोर-जोरसे हँसना 
(और नेतरॉसे आँसूतक निकल आना)--यह 
'अपहसित' है और बड़े जोरसे ठहाका मारकर 
हँसना “अतिहसित' कहा गया है'। (यह अधम 
जनोंकी हँसी है) ॥ ९-' 


जो “करुण' नमसे प्रसिद्ध रस है, वह तीन 
कारका होता है। “करुण' नामसे प्रसिद्ध जो रस 
है, उसका स्थायी भाव “शोक' है। वह तीन 
हेतुओसे प्रकट होनेके कारण 'त्रिविध' माना गया 
है--३-धर्मोपचातजनित, २-चित्तविलासजनित और 
३-शोकदायकघटनाजनित। (प्रश्न) शोकजनित 
।, | शोकमें कौन स्थायी भाव है? (उत्तर) जो 


पूर्ववर्ती शोकसे उद्धृत हुआ है, वह'॥ ११-१२॥ 
अङ्गकर्म, जेषध्यकर्म और वाक़र्म-इनके 
हारा रौद्रसके भी तीन भेद होते हैं। उसका 
स्थायी भाव “क्रोध' है। इसमें सवद, रोमाञ्च 
और वेपु आदि सात्विक भावोंका उदय होता 
IY 
दानवीर, धर्मबीर एवं युद्धबीर--यै तीन 
“दीररसके' भेद हैं। वीररसका निष्पादक हेतु 
"उत्साह" माना गया है। जहाँ प्राम्भ चरका ही 
अनुसरण किया जाता है, परंतु जो आगे चलकर 
भयका उत्पादक होता है, वहा ' भयानक रस' है। 


उसका निष्पादक ' भय' नामक स्थायी भाव' है। 


चि 
जित लश बह दवे गये है 


सोक ९7 वे तल का किलर ववचन उसन सेल है। म हसित आ छ शे 


२, एते ' करणा का वर्णन आना सकि है। अल: रे वि और अतो प देले दो सोक यहाँ 


उत किये जते है 
पतग] विप्रयवचनस्य संद । एभिथावधिशोकै कणो काण सम्पवति॥ 
सत्यमसि फौेविसेपिलस्लिआ। अभिकः ककारो देहादासाभियाह४॥ 
(ला ९६२-९१) 
3. बीस” परिचायक श्लोक "साउयहाल में इस प्रकार दिदे गये ई 
पो संगते रीएः॥ 
कभर क्ष । एभिः जयो 
इ दो हे गैदकाङ्रेहिर । शसक सश्कमीफेयातपक, ॥ 
(शख ६।६४-९९) 
(७ 'चौररल'का अधिनय कैसे करना चाहिये, इले भामे दो आमे बकाया है 
कियतो नाम सम्वतति॥ 
्श्ण्श्श्श्श्न्ष्् सल्काधिनेक: ॥ 
(पकाल ६।६०-६८) 


„अध्याय ३४२* 


'बीभत्सरसके “उद्वेजन' और “क्षोधण'--दो भेद 
माने गये हैं। पूति (दुर्गन्ध) आदिसे "उदे 
तथा रुधिरक्षरण आदिसे “क्षोषण' होता है। 
"जुगुप्सा' इसका स्थायी भाव है और सात्विक 
भावका इसमें अभाव होता है*॥ १४-१६३॥ 

'काब्य-सौन्दर्यकी अभिवृद्धि करनेवाले धर्मोको 
*अलंकार' कहते हैं। वे शब्द, अर्थ एवं शब्दार्थ- 
इन तीनोको अलंकृत करलेसे तीन प्रकारके होते 
हैं।जो अलंकार काब्य व्युत्पत्ति आदिसे शब्दोंको 
अलंकृत कलेमें सक्षम होते हैं, काव्यशास्वकी 
मीमांसा करनेवाले विद्वान्‌ उनको “शब्दालंकार' 
कहते हैं। छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति, गु्फना, 
'चाकोवाव्य, अनुप्रास, चित और दुष्करे संकरको 
छोड़कर शब्दालंकारके नौ भेद हैं। दूसरोंकी उक्तिके 
अनुकरणको “छाया” कहते हैं। इस छायाके भी 
चार भेद जानने चाहिये। लोकोकि, ऐेकोछि, 
अर्भकोक्ति एवं मत्तोक्तिका अनुकरण। आभाणक | 
(कहावत) -को “लोकोकि' कहते हैं। ये उछियाँ 
सर्वसाधारणम प्रचलित होती हैं। जो रचना 
'लोकोक्तिका अनुसरण करती है, विद्वजन उसको 
“लोकोक्ति छाया' कहते हैं। विदग्ध (नागरिक)- 


को 'छेक' कहा जाता है। कलाकुशल बुद्धिको 
“बैदाध्य' कहते हैं। उल्लेख करनेवाली रचनाको 
कविजन 'छेकोक्ति-छाया' मातते हैं। 'अर्भकोक्ति' 
सब विद्वानोंकी दृष्टिसे अव्युत्पन्न (मूढ़) पुरुषोंकी 
डिका उपलक्षण मात्र है, अतः केवल उन मूक्ेंकी 
उक्ता अनुकरण केवली रचना ' अर्भकोक्तिछाया' 
कही जाती है। मतत (पागल)-की जो वर्णक्रमहीन 
अश्लोलतापूर्ण उक्ति होती है, उसको “मत्तोक्ति' 
कहते हैं। उसका अनुकरण करनेवाली रचना 
*पर्तोक्ति-छाया' मानी गयी है। यह यधावसर वर्णित 
होनेपर अत्यन्त सुशोभित होती है॥ १७--२५॥ 

जो विशेष अधिप्रायोंके द्वारा कवित्वशक्तिको 
प्रकाशित करती हुईं सहदयोंकों प्रमोद प्रदान 
करती है, चह “मुद्रा' कही जाती है। हमारे मतसे 
ही 'शय्या' भी कही जाती है। जिसमें युक्तियक्त 
अर्धविशेषका कथन हो तथा जो लोकप्रचलनके 
प्रयोजनकी विधिसे सामाजिकके हदयको संतर्पित 
करे, उसको 'उक्ति' कहते हैं। उक्तिके अवान्तर 
जेददोसे विधि-निषेध, नियम-अनियम तथा विकल्प- 
परिसंख्यासे सम्बद्ध छः प्रकारकी उक्तियाँ होती 
हैं। परस्पर पृथा्भूतके समान स्थित वाच्य और 


णज्ज्ज्ज्ज्ञ्ल््य्खण्जश्जूजू जय 
'करचरजतेपकुसाम्पातरसँकोचहदवकम्तेत । हुन्कौहरतुकपणंयानको निभिः ९ 


Cr 


२१ "सौभकसरस के अधितयका विदेश करनेवाले दो लोक "कठ मै इस प्रकार उपलब्ध होते ह 


अनिमान च गनय । देह 


सुखनेषचिकृणनका 


'जहुपरबीधाकरसः .. सुबह 
स्किः ॥ 


(eon) 


अषु ' अद्रक वर्णन छूट व है खा खाँ्डि हो ग है। आः "कयास क अनुखार उसका सकि च इस 


७ अस्पु 


'बाचक--दोनोंकी योजनाके लिये जो समर्थ हो, 
'मनीषीजन उसे 'उक्ति' कहते हैं। युक्तिके विषय 
छः हैं-पद, पदार्थ, वाक्य, ववया, प्रकरण और 
अपञ्ञ। 'गुम्फना' कहते हँ--रचनाचर्याको। वह 
"शब्दार्थक्रमगोचरा', 'शब्दानुकारा' तथा “अर्थानु- 
पूतवार्था' -इन तीन भेदाँसे युक्त है ॥ २६--३१॥ 

जिस वाक्यमें “उक्ति' और 'प्रत्युक्ति' (प्रश्न 


और उत्त) दोनों हों, उसे 'वाकोवाक्य' कहते 
हैं। उसके भी दो भेद हैं-“ऋचूक्ति' और 
*बक्रोक्ति'। इनमें पहली जो “ऋचृक्ति' है, वह 
स्वाभाविक कथनरूपा है। ऋचूक्तिके भी दो भेद 
है-अपरशनूर्विका' और पर्क वक्रोक्तिके 
जी दो भेद हैं-'भन्न-वक्रोकि' और “काकु- 
वक्रोखि'॥ ३२-३३॥ 


इस प्रकार आदि आश्नेय महातुराणरयेँ "अभिनव आर अलकारोँका विरूपण " नामक 
खाग सौ बयालीसर्ा अध्याय पूरा हुआ# ३४२॥ 


eres 
तीन सौ तैंतालीसवाँ अध्याय 
शब्दालंकारोंका विवरण 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ! पद एवं वाक्‍्यमें 
र्णॉकी आवृत्तिको ' अनुप्रास" कहते हैं। 
वृत्यनुप्रासके वर्णसमुदाय दो प्रकारके होते हैं-- 
एकवर्ण और अनेकवर्ण' ॥ १ ॥ 

'एकवर्णगत आवृत्तिसे पाँच वृत्तियाँ निर्भित 
होती हैं-मधुण, ललिता, प्रौढा, भा तथा 
'परुषा"॥२॥ 

मधुरावृत्तिकी रचनामें वरात पञ्चम वर्णे 


जौचे उसी वर्गके अक्षर तथा *र ण मन'--यै वर्ण 
हस्व स्वरसे अन्तरित होकर प्रयुक्त होते हैं तथा 
दो जकारोंका संयोग भी रहा करता है॥३॥ 

चर्य वर्णॉंकी आवृत्ति पौँचसे अधिक बार 
नहीँ करनी चाहिये। महाप्राण (वके दूसरे और 
चौथे अक्षर) और ऊष्मा (श प स ह) इनके 
संयोगसे युक्त उतरोत्तर लघु अक्षरवाली रचना 
मधुरा कही गयी है॥४॥ 


असक सक्ष अहे" ककः अकार कह ै। इसीका आधार लेकर आयर 
ट लिखा है कि क्यु ।' (पून विस इ शेष) स्नुः (का ९।७१),' मः 
सद्यम्‌ (सा+ ६० १०।३)--ये म्म और विपित सक्ष भौ उस अभिपराक ही पोषक हैं। 

"तापा ' १६। ४० म भान उर, दौपक, रूफक और दयक -े चा ही अलक फे हं । व्यसजीने अनुहासका उलेख 
(का है। धागहने अपने पूर्ण तुक मान्यता स्वीकार की है। तुके अतपुेळ सक्षणका भाय लेकर भोजने 
“सएलीकम्ाभए इस प्रकार लिखा है- 

भुवमेत्य ॥(२।७८) 

आ मए इस सूत काके द्रत अतिनुतनोख लक्षणको ओर हो संकेत किया है। इसो भावको 
(कविराज विषाने त्त शने वश किया है 

_अनैकस्ैकथा स्यम एकस्य सकृदे चरु उच्ते। (१०४) 

3. अणुक जहाँ पाँच गृतियोंका उलेख है, बही सकती आलोके अनयन वृतियाँका भी उलन किया ै। भोजराजने 
“ततके तर गुण वे हं--सौकुमाय, दि और म्व साथ हो जूके भटका उछ किया है, जिनके गम इस प्रकार 
है-ग्भीरा, ओस, प्र मधुर, नु, स्तथा, कठोरा, कोमल नि, पल, ललिता और अधिता। अष्निपुरनकथित 
बिया भी इतके अनत हैं भके से कोयला कृति समहन चाहिने। 

४ भोजराजने 'मधुरा तति के उदाहरणके रूफने विमि सोक रु किया है 

किल्यात । अच मधु वं णि पङ्कजदखुरः ॥ (२। १३) 


„असाव ३४३० 


७१५ 


'ललितामें वकार और लकारका अधिक 
प्रयोग होता है। (वकारसे दन्त्योष्ठथ वर्ण और 
'लकारसे दन्त्यवर्ण समझने चाहिये'।) जिसमें 
ऊर्ध्वत रेफसे संयुक्त पकार, णकार एवं वर्म्य 
वर्ण प्रयुक्त होते हैं, किंतु टवर्ग और पञ्चम वर्ण 
नहीं रहते, वह 'प्रौढा" वृत्ति कही जाती है। 
जिसमें अवशिष्ट, असंयुक्त, रेफ, णकार आदि. 
कोमल वर्ण प्रयुक्त होते हैं, वह ' भद्रा" अथवा 
“कोमला वृत्ति" मानी जाती है। जिसमें ऊष्म 
वर्ण (श च स ह) विभिन्न अक्षरॉंसे संयुछ होकर 
प्रयुक्त होते हैं, उसको "परुषा" कहते हैं। 
परुषावृत्तिमो अकारके सिवा अन्य स्वरॉको 
अत्यधिक आवृत्ति होती है। अनुस्वार, विसर्ग 
निरन्तर प्रयुक्त होनेपर परुषता प्रकट करते हैं। 
रैफसंयुक्त श, ष, स का प्रयोग, अधिक अकारका 
प्रयोग, अन्तःस्थ वर्णॉका अधिक निवेश तथा रेफ 
और अन्तःस्थसे भेदित एवं संयुक्त 'हकार' भी 
'परुषताका कारण होता है। और प्रकारसे भी जो 
गुरु वर्ण है, वह यदि माधुर्यविरोधी वर्णसे संयुक्त 
हो, तो परुषता लानेवाला होता है। उस परुष- 


रामे वर्गका आदि अक्षर ही संयुक्त एवं गुरु 
हो लो श्रेष्ठ माना गया है। पञ्चम वर्ण यदि संयुक्त 
हो तो परुष-रचनामेँ उसे प्रशस्त नहीँ माना गया 
है। किसौपर आक्षेप करना हो या किसी कठोर 
शब्दका अनुकरण करना हो, तो वहाँ 'परुषा 
वृत्ति' भी प्रयोगरमे लायौ जाती है। क च ट त 
पाँच वगो, अन्त:स्थ वर्णों और ऊष्मा 
अक्षरोंके क्रमशः आवर्तनसे जो वृत्ति होती 
है, उसके बारह भेद हैं-कर्णाटी, कौन्तली, 
काको, कॉकणी, वाणवासिका, द्राविडी, माधुरी, 
मात्सी, मागधी, ताम्रलिप्तिका, औण्ड्रौ तथा 
चौष्ट्रो॥५-१० ६॥ 

अनेक वर्ोकौ जो आवृत्ति होती है, वह यदि 
भित-भित्र अधाँकी प्रतिपादिका हो, तो उसे 
“यमक' कहते हैं*। यमक दो प्रकारका होता है 
*अव्यपेत' और 'व्यपेत'। निरन्तर आवृत्त होनेवाला 
"अव्यपेत' और व्यवधानसे आवृत्त होनेवाला ' व्यपेत' 
कहा जाता है। स्थान और पादके भेदसे इन दोनेकि 
दो-दो भेद होनेपर कुल चार भेद हुए। आदि 


पादके आदि, मध्य और अन्तमें एक, दो और 


' जणच इसने हलन्त स्का थे समास सना लसि का हरण इस का कै. 


किशन चं सले पितत मुखै । आस रा स॑ सु स्विति भ ४ (सा के २ 
३, धोजराजके मसे इसमें राम, अन तथा सख ग्वा रो होता है। यधा- 


५0 


कृत भुमि पर्या जिः क छुरा समा सक्लौकस्दीणामपिवाजम 


३. कोपला या भाका उदाहरण- 


(मर क, २।१९२) 


दारणे रणं किहाशणकारणं कृपाणे रमन रणरणक पचति तकुणीजमो दिष्यः॥ (> कै» २। १९७) 


जहे निशदिहादोठसी कहि र मड हवाई सत्‌ (स छ» २। १९९) 


५ अगिुणयकित इन पृदक देश-भेदले जो आर पेट है उरे घोजराजले 'सरस्यतीकण्ठाधरण म जॉ-का-तयो ले लिया है 
और अपनी ओल उतके लक्षण तथा उदाहरण प्रु किये है (इहच: २।७८--८१ कारिकातक)। 

६. “नटा मे भमि र्दा मर पि विक्र्‌ (६।५९)--इस प्रकार “यमक'का लक्षण किया है। 
का आशय लेकर ख्याने उनका फरथ्तिपाटिका। रम स्च सेतत त दिधा ॥'-ेसा लक्षण किया 
है। लीक आश्रय लेकर दण्डने आठला रे । मक तद्‌ ॥--ऐसा सखन प्रस्तुत किया है । (क्र 
३। १) इन लक्षनोंको आधार बनाकर भोजने “दमकका लकष इस प्रकार किया है- 

कृ । अपे मले ॥ (२१५८), 


७१६ = अशु 


लौन वणक पायसे आवृत्ति होनेपर कुल सात | चतुरव्यवसित यमक तथा माला' यमक। इनके भी 
भेद होते हैं। यदि सात पादोंमें उततरोतर पाद | अन्य अनेक भेद' होते हँ ४ ११--१७॥ 
एक, दो और तीन पदोंसे आरम्भ हो तो अन्तिम | सहृदवजन मित्रार्थवाची पदकी आवृत्तिको 
चाद छः प्रकारका हो जाता है। तीसरा पाद पादे | 'स्वत्त' एवं ' सवतत पदके आवर्तनसे दो 
आदि, मध्य और अनते आवृत्ति होनेसे तीन | प्रकारकी मानते हैं। दो आवृत्त पदोका समास 
प्रकारका होता है। श्रे यमकके निम्नलिखित दस | होनेपर 'समस्ता' और उनके समासरहित रहनेपर 
भेद होते हं-पादान यमक, काशो यमक, |“व्यस्ता' आवृत्ति कही जाती है। एक पादमें 
सुद यमक, वकाय यमक वक्रवाल यमक | विग्रह होनेसे असमासत्वप्रयुर 'व्यस्ता' जानी 
संदष्ट यमक, पादादि यमक, आग्रेडित यमक, | जाती है। यथासम्भव वाक्यकी भी आवृत्ति इस 
(सक ज कन रक अत एस बेद तत हर है. चट णक ससो (० त्का 
[उर रहैत लोक ९३ थे ८६ लक इन शे तन उर भं रको ब दे चहिने। केल 
रक 'फकार-पक का सहन और उरण पा रररे दे च ऋक है। कक एक न अश 
जड ह, को "रल पक” जातक चे कहे सोके फ सट अबा श अशो 
को अषि ह है 
न दच हान रवतन णा कः ग 
00७० 
भ घने सं न सा, आली और सवल पाक (गहन 
जामा काल री सो) आरा चालल "जद क, एक कै णत पथ, दो के आहन 
पक, एकात फर क, पकाना भ क ह अ पनर, ष पुत्र वक्ष, क और पून अपि 
2 
२. 'सरस्वतीकण्ठाधरण 'के रचयिता भोजतजने आन्निपुराणके इसी प्रगे अपनी सुरू बादर इस प्रकार कहा है 
१०००० । अके _ च ता 
देतय तयक श । स्र रद छौ 
क ज रण भरको | प ता बिए 
पश चमा विपत । ण्डका स 
तो ` त । भक द परतता के 


(२।५८-६२) 

उई ससो अनुसार पो भेद इस प्रकार बमले है- सदस अर 'अस्थातयसक | नमो यमक, 
पद चणक, द्र मक और एकपाद पक होल हँ । पा दरो अदे अदि दयक, अध्यपेत पच्य यक, अध्यपेत अलय 
पक, आदिमध्य सपक, आध पसक, मध्छस नक सा आदिमध्व्त दयक। विद दमको अध्यपेत आदि दमक, अव्ये 
अध्य पक अध्यपेत अन यक, मध्य पक अनय दमक हिर थपको अध्यपेश आहि पक, अव्यपत मध्य समक, अतय 
णक, आदिमध्य यमक इत्पादि॥ एकपाद यमके आसेल आदि दपक, अध्यपेत आलय थक, मधय यक। इसी प्रकार सकृत्‌ 
आवृत्ति और असकृद्‌ आति भी अथ्यपत यक होत ।'अध्यपेछ'का आर्थ ह-अल्यचहित और 'व्यप'का आर्थ है-व्यवधालबुछ। 
आवृतिकी एकरूप और अधिका भौ अध्यपेह हि. मध्यादि दसक होने सम्पव हैं व्यदत आदि दमक, मध्य सपक, अत्य 
क आदिमध्य यमक, मधा यमक और आदिलध्कस्थ कमक दे चु दमको होते हैं भिपाद और टिपाद पपकं 
शी ज्यपेत आदि यमक मध्य दमक और आरण यमक होते हँ आको अरनी आदि, मध्य यमकके व्यपेशरूप देखे के 
'है। एसी तरा आकृतिको एकका थौ आदि, मध्य तथा मच्छर कमक किनकी रचा उपलब्ध हैं। इन सके आलि 
ज्य होती है, इसलिये इसको "ठ यप" कहा क है। जहाँ आदि, मध्य और अका निए न हो, ऐसे यपो अस्थालवपक” 
जे है। इसके थी व्यपेत और नयस आदि कहुत-से स्थूल-सुह्य चेद हैं इन सबका विस्तार 'सरत्वतीकण्ठाभरण दीय 
ररि देखक चाहिये। 


७ अध्याय ३४३+ 


प्रकार होती है। अनुप्रास, यमक आदि अलंकार 
लघु होनेपर भी इस प्रकार सुधीजनोद्वार सम्मानित 
होते हैं। आवृत्ति पदकी हो या वाक्य आदिको, 
जिस किसी आवृत्तिसे भौ जो वर्णसमूह 'समान' 
अनुभवर्मे आता है,- उस आकृतरूपको आदियें 
रखकर जो सानुप्रास पदरचना की जाती है, वह 
सहृदयजनोंको रसास्वाद करनेवाली होती है। 
सहृदयजनोंकी गोहोयें जिस वाग्बन्ध (पदरचना)- 
'को कौतूहलपूर्वक पढ़ा और सुना जाता है, उसे 
"चित्र" कहते हैं॥ १८-२१३६॥ 

इनके मुख्य सात भेद होते हैं--प्र्र, प्रहेलिका, 
गु, च्यताकषर, दत्ताक्षए, च्युतदत्ताक्ष और समस्या । 
जिसमें समानान्तरविन्यासपूर्वक उत्तर दिया जाय, 
वह "श कहा जाता है और वह “एकपृषठोत्तर' 
और "पृटके भेदसे दो प्रकारका होता है। 
“एकपृष्ट'के भी दो भेद हैं-“समस्त' और 
“व्यस्त'। जिसमें दोनों अकि वाचक शब्द गूढ 
रहते हैं, उसे 'प्रहेलिका' कहते हैं। वह प्रहेलिका 
'आर्थी' और 'शाब्दी 'के भेदसे दो प्रकारकी होती 
है। अर्थबोधके सम्बन्धसे ' आर्थी ' कही जाती है। 
शब्दबोधके सम्बन्धसे उसको 'शाब्दौ' कहते हैं। 
इस प्रकार प्रहेलिकाके छः भेद बताये गये' हैं। 
वाक्याङ्गके गुप्त होनेपर भी सम्भाव्य अपारमार्थिक 
अर्थ जिसके अङ्गमे आकाइक्षासे युक्त स्थित 


रहता है, वह "गष कही जाती है। इसीको 'गूढ' 
भौ कहते हैं। जिसमें वाक्याङ्गकी विकलतासे 
अर्थान्तरकी प्रतीति विकलित अङ्गमें साकाङ्क्ष 
रहती है, वह 'च्युताक्षा' कही जाती है। वह 
चार प्रकारकी होती है--स्वर, व्यञ्जन, बिन्दु और 
विसर्गकी च्युतिके भेदसे। जिसमें वाक्याङ्गके 
विकल अंको पूर्ण कर देनेपर भी द्वितीय अर्थ 
प्रतीत होता है, उसको “दताक्षरा' कहते हैं 
उसके भी स्वर आदिके कारण पूर्ववत भेद होते 
ह जिसमें सुर्के स्थानपर आषन्तरके रखनेपर 
भी अ्ान्तरका आभास होता है, वह 'च्युतदताक्षर' 
कही जाती है। जो किसी पचांशसे निर्मित और 
किसी पछसे सम्बद्ध हो, चह 'समस्या' कही 
जाती है। 'समस्या' दूसंरेकी रचना होती है, 
उसकी पूर्ति अपनी कृति है। इस प्रकार अपनी 
तथा दूसंरेकी कृतियोंके सांकर्षसे "समस्या' पूर्ण 
होती है। पूरवोकत 'चित्रकाव्य' अत्यन्त क्लेशसाध्य 
होता है एवं दुष्कर होनेके कारण वह कविकी 
'कवित्व-शक्तिका सूचक होता है। यह नीरस 
होनेपर भी सहृदयोंके लिये महोत्सवके समान 
होता है। यह नियम, विदर्भ और बन्धके भेदसे 
तीन प्रकारका होता है। रमणीय कविताके रचयिता 
कविकी प्रतिज्ञाको 'नियम' कहते हैं। नियम भी 
स्थान, स्वर और व्यञ्जके अनुबन्धसे तीन 


से छ: बेद हब. सात, स्य आका, गि और बन्ध । से स्र, वय, द्रि, एकज, 


क सह अ बको मरे परि चिक अरि भ अनेक क होते है, बे, 
ई शुक आ । एके अक सौ आेकाने बन सन उन हैं चा चर्ख 
री का वें घ लै और भोजके सक्नका कास विचन किख । 

२, भोजनक भाप 'प्रहेलिका'के छः भेद सो होले हैर, दच, च्युतदाकरा, अकु, चिन्दुमोती तथा अथव 


(सफकलीकष्ठाघरण, परिच्छेद २। १३३) 


प्रकारका होता है। काव्यम प्रातिलोम्य और 
आतुलोम्यसे विकल्पना होती है। 'प्रातिलोम्व' 
और ' आनुलोम्य" शब्द और अर्थक द्वारा भी 
होता है। विविध वृत्तोंके वर्णविन्यासके दवारा उन- 
उन प्रसिद्ध वस्तुओके चित्रकर्मादिको कल्पनाको 
*बन्ध' कहते हैं। बन्धके निम्नाद्धित आठ भेद 
मे जाते हैं--गोमृत्रिका, अ्द्श्रणक, सर्वतोभा, 
कमल, चक्र, चक्राब्जक, दण्ड और मुरज। जिसमें 
श्लोकके दोनों-दोनों अर्द्भागों तथा प्रत्येक 
पादमेँ एक-एक अक्षरके व्यवधानसे अक्षरसाम्य 
प्रयुक्त हो, उसको “गोमूत्रिका-बन्ध' कहते हैं। 
'पोमूत्रिका-बन्ध'के दो भेद कहे जाते हैं-'पूर्व 
गोमूत्रिका' जिसको कुछ काव्यवेत्ता ' अश्वपदा" 
भी कहते हैं, वह प्रति अर्द्धभागमें एक-एक 
अक्षरके बाद अक्षरसाम्यसे युक्त होती है। 'अन्या 
गोमूत्रिका” जिसको 'धेनुजालबन्ध' भौ कहते हैं, 
जह प्रत्येक पदमें एक-एक अक्षरके अन्तरे 
अक्षरसाप्यसमन्वित होती है॥२२-३८॥ 


गोमूत्रिका-बन्धके पूर्वोक्त दोनों भेदोंका 
क्रमशः अर्द्धभागों और अर्द्धपादोंसे विन्यास करना 
चाहिये ॥ ३८३॥ 

यहाँ क्रमशः नौचे-नीचे वित्यस्त वरणोका, 
जीचे-नीचे स्थित वर्णोका जबतक चतुर्थ पाद पूर्ण 
न हो जाय, तबतक नयन करे। चतुर्थ पाद पूर्ण 
हो जानेपर प्रतिलोमक्रमसे अक्षरको पादार्ध- 


पर्यन्त ऊपर ले जाय। इस तरह तोन प्रकारका 
“सर्वतोभद्र-मण्डल' बनता है । कमलबन्धके तीन 
पकार हैं--चतुर्दल, अष्टटल और घोडशदल। 
चतुर्दल कमलको इस प्रकारसे आबद्ध किया 
जाता है-प्रथम पादके ऊपरी तीन पर्दोवाले 
अक्षर सभी पादेकि अन्त रखे जाते हँ । पूर्वपादके 
अन्तिम वर्णको पिछले पादके आदिमें 
'प्रातिलोम्यक्रमसे रखा जाय। अन्तिम पादके अन्तिम 
दो अक्षरको प्रथम पादके आदिमें निविष्ट किया 
जाय। यह स्थिति चतुर्दल कमलमें होती है। 
अष्टदल कमलमें अन्त्य पादके अन्तिम तीन 
अक्षरको प्रथम पादके आदिमे विन्यस्त किया 
जाता है। घोडशदल कमलमें दो अक्षरोके बौचमें 
कर्णिका--सध्यवर्ती एक अक्षरका उच्चारण होता 
है। कर्णिकाके अन्तमं ऊपर पत्राकार अक्षरोंकी 
पङ्क लिखे और उसे कर्णिकामें प्रविष्ट करावे। यह 
जात चतुर्दल कमलके विषयमें कही गयी है। 
कर्णिकामें एक अक्षर लिखे और दिशाओं तथा 
विदिशाओँपें दो-दो अक्षर लिखे; प्रवेश और 
निर्गमका मार्ग प्रत्येक दिशामें रखे। यह बात 
“अष्टदल कमल'के विषय कही गयी है। चारों 
ओर विषम-वर्णोका उतनी ही पत्रावली बताकर 
न्यास करे और सध्यकर्णिकामें सम अक्षरेंका एक 
अक्षरके रूपें न्यास करे। यह बात 'घोडशदल 
कमल'के विषयमें बतायी गयी है। 'चक्रबन्ध' 
दो प्रकारका होता है-एक चार अरॉका और 
दूसरा छः अरोका। उनमें जो आदिम, अर्थात्‌ चार 
असाँवाला चक्र है, उसके पूर्व समवर्णोकी 
स्थापना करे और प्रत्येक पादके जो प्रथम, पञ्चम 
आदि विषमवर्ण हैं, उनको एवं चौथे और 
आठवें, दोनों समवर्णोंको क्रमशः उत्तर, पूर्व, 
दक्षिण और पश्चिमके अरो रखे॥३९-४९॥ 


उत्तर पादार्धके चार अक्षरोंकों नाभिमें रखे 


७ अध्याय ३४३० 


और उसके आदि अक्षरको पिछले दो अरम ले 
जाय। शेष दो पदोंको नेमिमें स्थापित करे । ठृतीय, 
अक्षरको चतुर्थ पादके अत्तमें तथा प्रथम दो 
समवरणोंको तीनो पादोके अन्तमं रखे। यदि 
दसवां अक्षर सम हो तो उसे प्रथम अरेपर रखे 
और छ: अक्षराँको पश्चिम अरेपर स्थापित करे। 
चे दो-दोके अन्तरसे स्थापित होंगे इस प्रकार 
"यूहन्यक्र 'का निर्माण होगा। यह 'बृहच्वक्र' 
बताया गया। सामनेके दो आरोंमें क्रमशः एक- 
'एक पाद लिखे। नाभिनेँ दशम अक्षर अङ्कित करे 
और नेमिमें चतुर्थ चरणको ले जाय। श्लोकके 
आदि, अन्त और दशम अक्षर समान हों तथा 
दूसरे और चौथे चरणेकि आदि और अन्तिम 
अक्षर भी समान हों। प्रथम और चौथे चरणके 
प्रथम, चतुर्थ और पञ्चम वर्ण भी समान हों। 
द्वितीय चरणको बिलोमक्रमसे पढ़नेपर यदि 
तृतीय चरण बन जाता हो तो उसे परके स्थानम 
स्थापित करे तो उस रचनाका नाम 'दण्डचक्ब्जबन्ध' 
समझना चाहिये। पूर्वदल (पूर्वार्)-में दोनों 
चरणोके द्वितीय अक्षर एक समान हों और 
उत्तरम दोनों चरणेकि सातवें अक्षर समान हों। 
साथ ही द्वितीय अक्षरी दृष्टे भी पूरार्ड और 
उत परस्पर समता रखते हों। दूसरे, छठे तथा 
चौथे, पाचवं भी एक-दूसरेके तुल्य हों। उता 
भागके सातवें अक्षर प्रथम और चतुर्थ चरणोकि 
उन्हीं अक्षरोंके समान हों तो उन तुल्य रूपवाले 


७१९ 


चतुर्थ और पञ्चम अक्षरकी क्रमश: योजना करनी 
चाहिये। क्रमपादगत जो चतुर्थ अक्षर हैं, उनको 
तथा दलान्त वर्णको पूर्ववत्‌ स्थापित करना 
चाहिये । मुरजबन्ध पूवा और उत्त दोनोके 
अन्तिम और आदि अक्षर समान होते हैं। पादार्द 
भागे स्थित जो वर्ण है, उसे प्रातिलोम्यानुलोम्य- 
कमसे स्थापित करे। अन्तिम अक्षरको इस प्रकार 
निबद्ध करे कि वह चौथे चरणका आदि अक्षर 
बन जाय। चौथे चरणमें जो आदि अक्षर हो, 
उससे नवें तथा सोलहवें अक्षरसे पुटकके बीच- 
बौचमे चार-चार अक्षरका निवेश करे। ऐसा 
केसे उस स्लोकबन्धद्वारा मुरज (ढोल)-की 
आकृति स्पष्ट हो जाती है। द्वितीय चक्र 
'सार्दूलविक्रीडित' छन्दसे सम्पादित होता है। 
“गोमूत्रिकाबन्ध' सभी छन्दोसि निर्मित हो सकता 
है। अन्य सब बन्ध अनुष छन्दसे निर्मित होते 
हैं। यदि इन बन्धोमि कवि और काव्यका नाम न 
हो तो मित्रभाव रखनेवाले लोग संतुष्ट होते हैं 
तथा शत्रु भी खिन्न नहीँ होता। बाण, धनुष, 
व्योम, खड्ग, मुद्गर, शक्ति, द्विशृङ्गाट, तरिशङ्गाट, 
चदुःशङ्गाट, च, मुसल, अङ्कुर, रथपद, नागपद, 
पुष्करिणी, असिपुत्रिका (कटारी या छुरी)-इन 
सबकी आकृतियोमें चित्रबन्ध लिखे जाते हैं। 
चे तथा और भी बहुत-से 'चित्रबन्ध' हो सकते 
हैं, जिन्हे विद्वान्‌ पुस्षोको स्वयं जानना 
चाहिये॥५०--६५॥* 


इस कार आदि आस्लेक महणो “कग्दालंकारका कथन" नामक 
कौन सौ कैंकलीसर्वा अध्याय पूरा हुआ# ३४३॥ 
em 


न स अपक उत कस पीस सोका मूल अधि स गहं है। इसका आधार अरम है। 


७२० 4 असप» 


तीन सौ चौवालीसवाँ अध्याय 
अर्थालंकारोंका निरूपण 
अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ! अथॉका | स्वभावको 'स्वरूप' कहते हैं। उसके दो भेद 
अलंकरण* “अर्थालंकार' कहा जाता है। उसके | बठलावे गये हैं--'निज' एवं “आगन्तुक'। 
बिना शब्द-सौन्दर्य भी मनको आकर्षित नहँ | सांसिद्धिकको “निज' तथा नैमितिकको ' आगन्तुक' 
करता है। अर्थालंकारसे हीन सरस्वती विधवाके | कहा जाता है। धर्मको समानताको 'सादृश्य' 
समान शोभाहीन है । अर्थालंकारके आठ भेद माने | कहते हैं। वह भी उपमा, रूपक, सहोक्ति तथा 
गये हैं-स्वरूप, सादृश्य, उललोक्षा, अतिशय, | अर्थान्तरन्यासके भेदसे चार प्रकारका होता है। 
विभावना, विरोध, हेतु और सम। पदायोके | जिसमें भेद और सामान्यधर्मके साथ उपमान एवं 


2 ला सो लोग करण उपल कोड 8-0) असलया 7 (२) असो अभ इ 
दा जलाए / (३) ' लखे उती अलक" रुत जु क चक है। कु रणम 
ग अगा क जजर अलक एतो करक अत भना 
“लार! शची हो शुत रिल को के ै। रटे काळ-ेचका घो केका चहा है (त २।१)। 
गे गा और आता पकी है (सका १ २)। न सोने कमा काणक और भवधम 
सय सौ को है। किसे भी तके तुर आधा असंकरण हौ चा है, इस लतं कोई बश की 
जली, का ए और सार आका ब कश क न कसको हड खतन दी 
है। अः उ लुलतिषे अुतणक सुका हो प होता है। कत च त॑ होल 
_जशुिए्‌।'-ऐेसा लिखकर ' अलंकार” शा्दकी तौसरी व्युत्याति स्वीकार कौ है। जैसे हार आदि शरीरके आलंकरण्ररा शरीरीको 
अलंकृत करते हैं, उसी प्रकार उपमा आदि आलंकार काल्यके आलंकारणद्ाए काष्याहमा रस्का आलंकरण बनते हैं। आतः ये रसके 
तागत £ तिका भ तमा ही कह भा-क जा ति श्वर अशो 
आका ह उतु किस है 

जलग के विशव अ मा सत हो छ । भु उ, रक, घम कयत वन 
च अता हौ शा है- उक्त द कल ए का लारा; परिकीहिक (+ शा १६॥४३) 
त भूषण, अधा, शोभा और उद आह छतीस अला रटान सत तिगे त तेः 
नोरी है उनका कालको भौ य रलो कलेची र दौ ली है, शि काली अलंकाए चाह ही 
भरतमुतिको पूर्वपरष्परासै त रहे हैं, जितका उ्ोंने 'परिको्सिता:'--ऋड़कर स्पष्टीकरण किया है। खामनने अलंकारेके तैतौस भेद 
(दे राठ बीस, भे नोल और सट चालीस रके अका वर्ण कचे अपने 'ऋष्कलंकाए जे 
ता हाल मागले सहर शलो सिकार न "चोच लकाको छत सी हो गव है और आयत 
द तनन बा संख बक्क एक भी ससक पहुँच गय है । सासवतैकम्काध्णणकाले न्क अर्स 
और भणत ~ है पन अलके वि कर अल पह चौजसा की 
१ । उकार कौन सरर के लक्षण और दर पु क है। जक सत चाक उने करके 
'उन सबके सदन लधाण दि है। इन सौ अलंकारोके अके और सेन सबको सख बहुत अधिक हो जती है। 
_अग्निषुराणमें अर्थालंकारके मूलत: आठ भेद माने हैं-स्थरूप, साद्श्य, उलोका, अतिशय, विभावना, विरोध, हेतु और सम। फिर 
सले दो भेद, रे चर भेद, हिल टो भेद और दे साथ वितेको र डो भेद थे हँ पके चार 
पदप, कपको और मतत जलकर उक्तके लगा उनी भाका रे किया है। ह अन्य बात 
से अलंकार समाविष्ट हो गये हैं, जो दूसरे-दूसरे आमोसे जलवाह होते हं उन्होने उपमाके जो अन्तिम पाँच भेद लिखे हैं, उनके नाम हैं-- 
संस, विदा, कि पो और लिए थे भेद भु "न भ सत है और येस तथा 
उठता भि गे हैं जुने उसके का सकन बहाल किस जय है, ख जान पहल है। 


५ अध्याय ३४४* 


७२१ 


उपमेयकी सत्ता हो, उसको "उपमा" कहते 
क्योंकि यत्किँचिद्विवक्षित सारूप्यका आश्रय 
लेकर ही लोकयात्रा प्रवतत होती है। प्रतियोगी 
(उपमान)-के समस्त और असमस्त होनेसे उपमा 
दो प्रकारकी मानी गयो है-'ससमासा' एवं 
* असमासा" । “घन इव श्यामः” इत्यादि पदों 
समासके कारण वाचक शन्दके लुह होनेसे 
“ससमासा उपमा' कही गयी है, इससे भिन्न 
प्रकारकी उपमा ' असमासा" है। कहीं उपमा्योतक 
“इवादि' पद, कहीं उपमेय और कहीं दोनोके 
'विरहसे 'ससमासा' उपमाके तीन भेद होते हैं। 
इसी प्रकार 'असमासा' उपमाके भी तीन भेद हैं। 
विशेषणसे युक्त होनेपर उपमाके अठारह भेद होते 


्रधानताके कारण 'धर्मोपमा" एवं “वस्तूपमा” 
कहा जाता है। जिसमें उपमान और उपमेयकी 
रसिके अनुसार परस्पर तुल्य उपमा दी जाती 
है, वह “परस्परोपमा" होती है। प्रसिद्धिके 
विपरीत उपमान और उपमेयकी विषमतामें जब 
उपमा दी जाती है, तब वह 'विपरीतोपमा” 
कहलाती है। उपमा--जहाँ एक वस्तुसे ही उपमा 
देकर अन्य उपमानोंका व्यावर्तन-निराकरण किया 
जाता है, वहाँ 'नियमोपमा" होती है। यदि 
उपमेयके गुणादि धर्मकी अन्य उपमानं भी 
अनुवृत्ति हो तो उसे 'अनियमोपमा" कहते 
है॥९-१२४ 

'एकसे भित्र घ्मोके बाहुल्यका कीर्तन होनेसे 


हैं। जिसमें साधारण धर्मका कथन या ज्ञान होता | "समुच्चयोपमा“ होती है। जहाँ अनेक धमाँकी 
है--उपमाके उस भेदविशेषको धर्म या वस्तुकी | समानता होनेपर भी उपमानसे उपमेयकी विलक्षणता 


इ उका पोच सन र के को उस ओर स है। पल रक सी अर्को रन 
ण ह-"ीचत्‌काल्वदोण तेरो । उपमा कम सा रा (१६४१) चाश अपने ले उपम, उपग, 
स ध और भेदका उल किक है। धाने भको आधार बक ची सरो: 

(है इसमें वाधक श शा धा भ-का उत किस्म है। उपो हो तो स्कट पि है पासे 
“उपनय गणतहतः सा्यशु्ण/- कस सुके काल उक्त अधिका हौ पोषण किया है। ट जहाँ किसी तरह थी 
की रण प्रो होती हे, उसे शमा कहा छै म्द सरु भे, वा शापा 
छौ: ए भोजके ते क साः ककः सेह सह ॥-ऐस लक्षण कि है। एन सको 
वृष आवै मतका उपरा किय है। 

३, ने अपने 'काषयाद वे जलीतपुशन-कित उरक त भेटको र किया है और हे सोदाहरण लक्षण भें 
जां यकता लपक न किया णवः यही “पोज! होली है जेही हथेली कमे सथाव लाल है“ 
तताल धर्मका सपष कचन हो ह है 

१, ति शब्दले अततम साधारण ह, केत उरकत बलु कल ह कह कलप” होती है। जैसे - 
(दार गख कालके सान है 

“सस का दूसत म नोनो्' ह। दाह एल कामले हस छ कि है। उचत और उफ होगे 
एको उत तथा उक बनो है. बहँ पान होल है मे रेसम कपल है और कमलके समान 
दमु है। 

(न आकाल ने विको येके किस है। रि त उपमो 
लो होता है, वह "विपतीतोपमा' होल है जे "खि हुआ कमल हमे सुख सत हल था वत्ादि। 

६ द का उदाहरण एस प्रकार मखु कि है लार सुख कमलके ही स है, र किसी वस्तुके समान नही ।' 

७ इसका उदा दण्डी “क्या व इस प्रकट दिख ग कल ले हे सुखका अनुकरण करता हो है दि दस 
लर (च आदि) ते मे समत हैले” 

८ योप का उदाहरण दण्डील इस प्रकर किक है त चुख कचल के हो नही, आहने भी 
झाका रण कला है" किग और अपो सम होक कण सो करी गयी है। 
362 अग्नि पुराण २४ 


७२२ 


विवक्षित हो और इसके कारण जो अतिरिक्तत्वका | आरोपित करके उससे अभिन्नरूपमें जो उपमेयका 
कथन होता है, उसे 'व्यतिरेकोपमा" कहते हैं। | कोलन होता है और उससे जो भ्रम होनेका वर्णन 
जहाँ बहुसंख्यक सदृश उपमानद्वारा उपमा दो | किया जाता है, उसे 'मोहोपमा" कहा जाता है। 
जाय, उसे “बहूपमा” माना गया है । यदि उनमे | दो धर्मियोचेसे किसी एकका यथार्थ निश्चय न 
अत्येक उपमान भित्र-भित्र साधारण धसे यु | होनेसे “संशयोपमा तथा पहले संशय होकर 
हो तो उसे ' मालोपमा” कहा जाता है। उपमेयको | फिर निक्षय होनेसे 'निश्षयोपमा“ होती है। जहाँ 
'उपमानका विकार बताकर तुलना की जाय तो | वाक्यार्थको उपमान बनाकर उससे हो वाक्यार्थको 
'बिक्रियोपमा” होती है। यदि कवि उपसानमें | उपमा दी जा, उसको 'वाक्यार्थोपमा" कहते हैं। 
'किसी ऐसे वैशिष्टयका, जो तीनों लोकॉमें असम्भव | यह उपमा अपने उपमानकी दृष्टिसे दो प्रकारकी 
हो, आरोप करके उसके द्वारा उपमा देता है, तो | होती है--' साधारणी' और ' अतिशायनी'। जो 
ह 'अद्भुतोपमा" कही जाती है। उपमानको | एकका उपमेय है, बही दूसरेका उपमान हो, 

ए को अच कक अहक फन क गत किह स 
करक और फो इक रण चं दख ह क घरी हो होकर थ पृ ब का है प न चे पता गा 
सो फिर लौट तही। दसै उरा पदकी मा तको शक अक बो गयौ है। आ घ लत है। 

२ "एकण स चरत क सकण शा करक का शोल है शहत रथो 
के उपो सफा छ ग है. का जलक अ क होह दा कि है। अच 
आतत "तोप ही मलो उत कलो का न का उका लोल पो हो 

३. काव्यादर्शकार दण्डौने अष्निषुराणके हौ पथका अनुसरण काठे हुए 'बहूषया' और 'मालोपमा' को अलग-अलग माना है। 
"अहूपमा'कै ठदाहरणयें बहुत-से उपभानोंकी गणनामाज कण दौ गयौ है, परंतु बाहो थे प्रत्येक उफ्मावके साथ साधर्म्यका अन्याय 
होता है। यही इन होम भेद है। 'पालोपपा'का उदाहरण दण्डीने इस प्रकार प्रस्तुत किया है-'राजन्‌। चैसे प्रकाश सूर्ये शोभाका 
आधा का है बू वि लका आष कलो है कथा जै टिन आता प्रकाश फैला है, कसी प्रकार हा कह 
पक हु सयको र का है स्के साथ गगह सा अ "गलो मती गौ है। 

को का उदाहरण अ स हो हा मुख चते (रसर 
(ल हुआ) ल कमले गे म किस हुआ क पा है बनन तथ कमात और मुख 
लक विकार ह। अह बहकर दुई 

Mt किक है" सुर सह कोई कमला चल लोचकोंते यु हो जाए हो घह हुम 
बोको भाल कर सक है” 

६. “सुन्दरि। चै हुम्हारै सुखाको “यह चन्द्रमा है'--याँ समझा लेला हूँ और हुम्हारे मुखके दर्शनको आशासे बारंबार चन्द्रमाकी ओर 
दौड़ पढ़ता ' वर्णन औत्निपुराणोक्त लक्षणकों सामने रखकर किया गया है। अवाचौन आलंकारिक “मोहोपमा 'को ' भ्रानतिमान्‌' 
जकर संहा दे है। 

७, दण्डौनै 'संशयोपमा'का जो उदाहरण दिया है, उसका भावार्थ इस प्रकार है--जिसके थौतर भ्रमर मैड रहा हो, वह कमल है 
कि त लोवर यु दार सुख है, इस से फिल दे हो सा है। आधुनिक आली पको लका 
कसेर 

«दो से तो नान दि ह उके लु उदर ए जका है कमलको चे अभू कर. 
हा; उसकी काति रव चनामाको ही च कै. दख हो हो सक्छ) आह. यह हा सुख हो है (कल कह है). 
जगत आणील हो नि सदन ह को 

३. दो लार का ह ही न क है। ने इणे सो ही सेट सा है। ल उनके न भरे ए 
जतु गो कि ै। आ राचा जि के जेट मे है, पर दण्ड "केक 
मेवा प कार दो टा उल किच है। एके उदाहरण काच्या (२, ४४५५) मे न है। 


«अध्याय ३४४० ७२३ 


अर्थात्‌ दोनों एक-दूसरेके उपमान-उपमेय कहे | होनेपर उपमा ही “रूपक' हो जाती है। तुल्यधर्मसे 
गये हों तो उसे 'अन्योनयोपमा* कहते हैं। इस | युक दो पदार्धोका एक साथ रहनेका वर्णन 
प्रकार यदि उत्तरोत्तर क्रम चलता जाय तो |“सहोक्ति' कहा जाता है॥१३--२३॥ 

उसको “गमनोपमा" कहा जाता है। इसके सिवा | पूर्ववर्णित वस्तुके समर्थनके लिये साधर्म्य 
उपमाके और भी पाँच भेद होते हैं--'प्रशस्त" | अथवा वैधर्म्यस जो अ्ान्तरका उपन्यास किया 
“निन्दा” 'कल्पिता" “सदूशषी'' एवं ' किंचित्सद्शी " । | जाता है, उसे ' अर्थान्तरन्यास"" कहते हैं। जिसमें 
गुर्णोकी समानता देखकर उपमेयका जो तत्त्व चेतन या अचेतन पदार्थको अन्यधास्थित 
'उपमानसे रूपित अभेदेन प्रतिपादित होता है, उसे | परिस्थितिको दूसरी तरहसे माना जाता है, उसको 
“रूपक” मानते हैं। अथवा भेदके तिरोहित | 'उतलोक्षा "९ कहते हैं। लोकसीमातीत वस्तु-धर्मका 


दर इसका उदाहरण एस प्रकार रु किस तया है- के मखे सयान कमल है ओर कपलके समान हार 
सुख है।' पे ही 'उपयेदोपसा' भी कहते है। 
कराल गणरोपण "का उले नह किस है। अने देर लक्षण असार हम  गमोपण को अयो की 
[ला कह सकते हँ । अदाहरणके किये नि शोक इहच है- 
कुरव पवल वाति मेका भवत दु । अनु फिलोचन लौचनेन च श्न प्‌ 
३-७ इससे पहले उफभाके अठा भेद कहे गये है। र रोका विस्काए काके दण्डौने लो प्रकारकी उस प्रर की 
है। उक्त भेदके आठिरिछ जो उपसाके प्रसा” आदि पाँच भेद और कहे गे है, उनका आधार हाका "नाटय! (एच 
(९६१५५) । भमु रा आदि स भक जो उदाहर हे है, थे सोले अधयके श्लोक लोए इकापनतक र है। 
८ असनिपुतभौक ' पक का लक्षण मार्तो लक्षणका स रूप है। अनपे हो धावक लेकर दट 'उपकैल 
तूदा पकम हेप लक्षण किया है। अयाची आतंकको कक के ब्लु-से भें और उपक चर्चा की है। 
"कक का उदाहरण ठपका १६ । ५८ मं ह्य है। 
९ एणी गुण और क्रियाका सहभावसे कदत सहो माना है और “मह र भम आ: ति रा: / (इस समय भेरी 
सम सति साथ थे तभी बहुत बड़ी हो गवी हैं) ऐस उदाहरण दिखा है। 
१०. र्ाा्यासका जो लक्षण अतएव दिया गच है, लगा एसीकी झाको लेकर भागाने एस प्रकार अपन परे उ 
अलका लक्षण लिक है 
उपमस्य दस्योः सोरा पचे रा] 
जानन इं साह, असृ (सा, र) चर्चा कहीं की है, पगला विशेषण देकर उसी अर्थो 
उप किया है। अध्‌ जिस अररका उपन्यास किख जार, यह पदत अर्थका अपु होना चाहिये! यह अतु सारय अधवा 
तपो हौ स्थत है। चाये अरुणच तथा नहे भोको आरे सूरे और थी अधिक स किया है। 


उडि बलु ााएवच न्यसभकर्षातएल्यासः ॥ (कार्य, ४। ३॥ २९) 
कारकाः दण्डने इसके लक्षणको और थी सच्छे परुश किया है। बश 
कप: सोऽ कस रल किचन । रधन ने चोन सुनः छ (२। १६९) 
आचार्य सम्पाटतक पहुँचो-पहुँचो इसका सथ परः निखार उठा है। ने लिखते हँ -- 
सामान्य वा विशेष वा हदन ण्स साधमवेंेलरण या! ९५१०) 
अरपात्‌--सामान्य अथवा विशेषका उससे भित्र विशेष सने जो सपर्यन किया जाता है, यह 'अर्ासरन्यास' है। यह 
सम सध्य अधवा वैको लेकर किया जाता है। इस प्रअ चार भेद होते है। इनके उदाहरण काण्छकातम 
हैं 
१९. इसे लकाको कुछ और विर कलो हुए घडे इस प्रकार कहा है“ 
अधिकामा किचनचा सङ । अनक सेच ३ (का २।९१) 
ते अते तथा भामह--दोलोकि भोको आपने सू इस प्रकार संकलित किया है 


७२४ अपुण 

हि र क 
कोर्तन “अतिशयालंकार" कहलाता है। यह | दिखाते हुए) अन्य किसी कारणकी उद्धावना की 
“सम्भव” और 'असम्भव'के भेदसे दो प्रकारका | जाय अथवा स्वाधाविकता स्वीकार की जाय 
माना जाता है। जिसमें विशेष्यदर्शनके लिये | अर्थात्‌ बिना किसी कारणके ही स्वाभाविक 
गुण; जाति एवं क्रियादिकी विकलताका | रूपसे कार्यकी उत्पत्ति मानी जाय, उसे विभावना 
प्रदर्श--अनपेक्षताका प्रकाशन हो, उसको | कहते हैं। परस्पर असंगत पदाथाँका जहाँ युक्तिक 
“विशेषोक्ति" कहा जाता है। जिसमें प्रसिद्ध | द्वार: विरोधपूर्वक - संगतिकरण किया 
हेतुकी व्यावृत्िपू्वक (अर्थात्‌ उसका अभाव |जाय, वह “विरोधालंकार" होता है। जिसकी 


कायक 4 (क स+ ४।३।९) 
दणका लक्षण इस प्रकार है- 
अन्यच सिया वताता का । अनो चतमु वा । (२। २१) 

च लक्षण ऑप भौ है णे ले ल-त ले किया है। अन्तर केवल इता हौ है कि अपे ये 
(रका प्रयोग है और काब्यदशि तोशय राका 

आ मे बोड़े-से बेह उतोकाका सर्वसम्मत कप रख दिख है। पदा 

''सम्पावनमचोलोका प्रहा समेत क (क + १०। १२) 

अत" रकत (वय उपमेय)-कौ सम (उपमान) -कै साथ समध उतो कसात" 

६ यह अतिशय हौ आगे चलकर ' हिरो के काते प्र हुआ है। अपके इस इग लक्षणको आधा भामे 
द करते हुए कहा है छि-- किस “कारणवश लोकोलर आका बोधक जो वचन है, उसै 'अतिकपोि' अलंकार गा ै। तगो 
सके असम्भव-पक्षको नहीं लिया है । य धर्म तथा उसके उछी कल्पनाको हो ' अतिशयोछि' माते हँ (४१ ३।१०) 
'लोकसौपाशौत हौनेपर हौ तलु उति होत है। आचार्य दच्डौते आपणो लके केवल भावकी हौ ह, दको भी 
कसी है। व= 

यधा पा विशेवस्य सोकसौातिनािनी। आविक: सां यथा ॥ (काव्य २। २९४), 

(आधा कं द्वार "अति 'का विफल स्वरू इस प्रक र किया सवा है। उपमालके द्वारा उपमेयका निगरण करै 
जो करित अभेद-कभनकूव अध्यवसान काला है, बह एक पक्की ' अवितो है। प्रह आका अन्ये बर्णन द 
प्रकारकी, “यके समानार्थक शब्दको साकर की गयौ कला व प्कएकी और कार्य-कारणके रारा विर्य तु 
प्रकाएकी 'अतिशयोछि' है। (का० 95 १०। १००-१०९) 

३, दण्डके कालर'मअिपपणकी हौ ब्म चि र कणी गयौ है। महे थी अपूण हौ भाव 
तक शब्दको छाया ली है। पथा 

एदे विगन गुल । विषादाय वलि यथा ॥ (३। २३), 

समते भो कुहनिका स्क विशेषोखिः सन ऐसा हो भाव वय किया है। अर्पाचो आलंकारिक 

(“काण प्रा होनेपए थी जो कार्यका न होला बा का, उसे रडि” कहा है ।” जैसा कि आचार्य मम्पटका कथन है 
“लेषचिरव्डेु कारनेनु फतावचः &' (१०। १०८ 
३, कावयादशकार दण्डीले अमि गवे लक्षणको आतो हो आसने रें उत किया है। भायहने का भूत मिका 
ति होने भी उसके फलकी मको विव म है । स भो मनने थी अपने सुनें अभिव्यक किया है। घणा 
“कि रकि (क्लं, सु» ४।३।१) 
आचार्य मटन अपनी कारिका उ सूजका हो भ ग्रहण किया है. 
रः पे फलति 

“सासतीका्ठाभरण' के रचयिता राणा भोजने" विवन के अपने खश आएकी लोको ही अधिकलक्पसो ले लिप है। 

८ भाने विरोध "का लक्षण इस प्रकार बताया है" विशेष्ा बके लिय किस गुण या क्रिये विस अन क्रिया रण 
हो, तो उसे विदाई 'विरोध' कन” 

'ुजल्य वा क्रियाया व न्क्ष या विचि ने त बुः ॥ (३१२५), 


सिद्धि अभिलषित हो, ऐसे अर्थका साधक 
'हेतु" अलंकार कहलाता है। उस 'हेतु' अलंकारके 
भी "कारक" एवं 'ज्ञापक'--ये दो भेद हो जाते 
है। इनमें कारक-हेतु कार्य-जन्मके पूर्वमे और 
पश्‌ भी रहनेवाला है, जो 'पू्वशेष' कहा जाता 


है और उन्हीं भेदोंमें कार्य-कारणभावसे अथवा 
किसी नियामक स्वभावसे या अविनाभावके 
दर्शनसे जो अविनाभावका नियम होता है, वह 
ज्ञापक हेतुका भेद है। “नदीपूर' आदिका दर्शन 
ज्ञापकका उदाहरण है"॥ २४-३२॥ 


इस प्रकार आदि आस्तेय महापुराणमे “अर्थालकारका वर्णन” नामक 
मत सौँ चाँचालीसका अध्याय पूरा हुआ ३४०० 
me 
तीन सौ पैंतालीसवाँ अध्याय 
शब्दार्थोभयालंकार 


अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठ! 'शब्दा्थीलंकार' 
शब्द और अर्थ दोनॉको समानरूपसे अलंकृत 
करता है; जैसे एक ही अङ्गमे धारण किया हुआ 
हार कामिनीके कण्ठ एवं कुचमण्डलकी कान्तिको 
जा देता है। 'शब्दार्थालकार'के छ: भेद काव्यें 
उपलब्ध होते हैं--प्रशास्ति, कान्ति, औचित्य, 
संक्षेप, यावदर्थता तथा अभिव्यक्ति। दूसरोकि 
भर्मस्थलको द्रवीभूत करनेवाले वाक्‌-कौशलको 
“प्रशस्त” कहते हैं। वह प्रशस्त 'प्रमोखि' एवं 
“सुति'के भेदसे दो प्रकारको मानी गयी है। 
प्रोक्त और स्तुतिके पर्यायवाचक शब्द क्रमशः 
“पियो एवं 'गुण-कीर्तन' हँ। वाच्य-वाचककी 


सर्वसम्मत एवं रुचिकर संगतिको “कान्ति' कहते 
ह यदि ओज एवं माधुर्ययुक संदर्घमे --वस्तुके 
अनुसार रीति एवं वृत्तिके अनुसार रसका प्रयोग 
हो तो औचित्यका प्रादु्ाव होता है। अल्पसंख्यक 
रब्दौंसे अर्थ-बाहुल्यका संग्रह 'संक्षेप तथा शब्द 
एवं वस्तुका अन्यूनाधिक्य "यावदर्थता' कहा 
जाता है। अर्ध-प्राकटयको ' अभिव्यक्ति' कहते 
हैं। उसके दो भेद हैं-“श्रुति' और 'आक्षेप। 
इदे द्वास अपने अर्थका उद्घाटन ' शरुति' कहा 
जाता है। बुके दो भेद हैं-'बैमितिकी' और 
“पारिभाषिकौ'। “संकेत' को परिभाषा कहते हैं। 
परिभाषाके सम्बन्धसे हौ यह पारिभाषिकी है। 


दर "प्रा ककी विशा (अल्प) दिके किये परि स (एक अबत) अरत किया जाए, गए 
विरोध" शासक अलंकार है”-ेा लक्षण कि है। कामले 'विस्डाधासत्थ चोषः (४।३।९२)-ऐेा कहा है। 'काव्याकाह मे 
“लः सोउविरदैशपि वि्े यटषः सा विरोधका लक्षण देखा आक ऐै। न सबकी श्वल किंधित भे होते हुए भी, 
भिय सबका एक ही जान पद है। विषर्यक संगतिकरणको कुछ लोग 'असंगति' अलक भी सालो है 

(३, अलिपुरणे बचत “हे” अलंकारकों भाणहने मल्कार- सत्य यकर अस्वीकार कर दिया है। उन 'सृष्य' और 'लेश'को 
क अलंकार नहीं माना है प ण्ह वुमन कहकर इन को उत्त आलंकारको कोटि रा है। ठाने 
"कै का कोई वकत लक्षण नह दिय है, पु आपनो कारक और खापक दों हुक उललेल किया है। अत: अणो 
लघ हो उन्हें अधिमत है। ति धमका कारक हेतु है और चूप नका आप हेतु । इस प्रकार तुक दोनों भेद देखे ते हैं। आचार्य 
दी हे हौ 'काथ्यलिङ्ग , 'अतुनाल' तथा कार्यकारणमूलक * अर्घानल्यास'का अन माते हैं। अतरव उ इन सबके 
पृक लक्षण आदि नहीं लिखे हैं। भोजते “हे का “करिकर के हट: '-देला लक्षण किया है। 

२, जैले नके जलप्रवाहके दर्शकले उसके उद्लस-स्थाककी सत्ता सिड होल है तथा के दरे अभ्नको सता सूचित होते है। 
[इस वसक चणे क हेतु सपना चाहिये। 


पारिभाषिकौको 'मुख्या' और नैमित्तिकोको 
“औपचारिकी' कहते हैं। [ये हो क्रमशः ' अभिधा" 
और लक्षण" हैं उस औषचारिकीके भी दो 
भेद हैं। जिसके द्वारा अभिधेय आर्थसे स्खलित | 
हुआ शब्द किसी निमितवश अमुख्य अर्थका 
बोधक होता है, वह वृत्ति 'औपचारिको' है। ये 
ही दोनों भेद नैमित्तिकोके भी होते हैं। वह 
लक्षणायोगसे 'लाक्षणिकी' और गुणयोगसे 'गौणो' 
कहलाती है। अभिधेय अर्थके साथ सम्बद्ध 
रहकर जो अन्यार्थकी प्रतीति होती है, उसको 
“लक्षण' कहते हैं। अभिधेयके साथ सम्बन्ध, 
सामीष्य, समवाय, वैपरीत्य एवं क्रियायोगसे 
सक्षणा पाँच प्रकारकी मानी जाती है। गुणोंकी 
आगन्त होनेसे उनकी विवक्षाके कारण गौणीके 
अनन्त भेद हो जाते हैं। लोकसीमाके पालने 
तत्पर कविद्वार जब अपर्तु वस्तुके धर्म प्रस्तुत 


हैं, तब उसे समाधि" कहते हैं। जिसके द्वारा 
श्रुतिसे अनुपलब्ध अर्थ चैतन्ययुक्त होकर भासित 
होता है, वह 'आक्षेप" कहा जाता है। इसको 
“ध्वनि” भी माना गया है; क्योंकि वह ध्वनिसे ही 
व्यक्त होता है। इसमें ध्वनिके आश्रयसे शब्द और 
अर्थके द्वारा स्वत: संकलित अर्थ ही व्यञ्जित 
होता है। अभीष्ट कथनका विशेष विवक्षासे 
अर्थात्‌ उसमें और भी उत्कर्षकी प्रतीति करानेके 
लिये जो प्रतिषेध-सा होता है, उसको ' आक्षेप" 
कहते हैं। अधिकार (प्रकरण)-से पृथक्‌, अर्थात्‌ 
अग्राकृत या अग्रस्तुत अन्य वस्तुकी जो स्तुति कौ 
जाती है, उसे “अस्तुतसतोत्र" (अप्रस्ततप्रशंसा) 
कहते हैं। जहाँ किसी एक वस्तुके कहनेपर उसके 
समान विशेषणवाले दूसरे अर्थकी प्रतीति हो, उसे 
विद्वान्‌ पुरुष अर्थकी संक्षि्तताके कारण 
“समासोक्ति कहते हैं। वास्तविक पदार्थका 


वसतुपर सप्यप्रूपसे आहित--आरोपित किये जाते | अपलाप या निषेध करके किसी अन्य 


(९, अणव समधिका जो लक्षण किला गवा है, बह भएक वि ससोकपर आप है 
आगुर चोः सोले । चाय समक सः परिक ॥ 


इटी 


(बल, १९।१०२) 


हनको अविकल आले नेले लिया है। आने आरोहानरोएक्परूप “समाधि को श्ण 


स्वीकार किया है, किं धोजराजले अह्तिपुशण और चटी हो भाको लेकर “हि: सोच यदन्यकचिरोपणम्‌।--यह 
रन शिखा है । वागन भी सही बात कड़ो है- अन्याय रे यजन्यकोप्सो स समाधि,” । 


२३ यहाँ आपको ध्वषिकप बाया गया है; क्योकि उससे अधोिरोषका ध्यान होता है। 


3. यह ' आशेपालंकाए'का लक्षण है। आचार्य मदे भी एसी भावका आशय लेकर कहा है कि 
ते बकु को वितत । कशो: स आशे रा माः ॥ 
'इस लाके उक्त विषय और बकन विपे भरसे आपके दो कार बले गे हैं 
४ इस 'अलुत- स्तोजको हौ पली हलकी मुठ का दिया है। इसी को अछि" भी कहते हँ । अभि 
'जो लक्षण दिया गया है, उसको भागहने अविकल उद्त किया है। अनार उता ही है के असुतो के साये 


'सिखते हुँ उनका लक्षण इस प्रकार है. 


अधित बस्तुनोउन्ससव ज सुः । अरे सा चै कच्च ॥ 


(२) 


ददने इसे भावको संत श व्य किया है आख सदारु सहिः (२।३४०) मनते उपयेक्को 
ति 'समासोछि' और किंचिए उकियें' आसु जाती है। 

५. आचार्य हने अपने रमे अम्तपुशाशोक लखनको का ले लिया है। अनार इतना हो है कि अगुण उदि 
'है और भके रे यहे धैः पदका रो है और यहाका दण इसी भावको कुछ अधिक सहे 
साथ इस प्रकार लिखा है 


= अध्याय ३४६० 


पदार्थको सूचित करना 'अपहृति" है। जो 
अभिधेय दूसरे प्रकारसे कहा जाता है अर्थात्‌ 
सौधे नः कहकर प्रकारान्तरले घुमा-फिराकर 


स्तुत किया जाता है, उसको 'पर्यायोक्ति" 
कहते हैं। इनमेसे किसी भी एकका नाम ' ध्वनि" 
है॥१-१८॥' 


हस शकार आदि आण्नेय महाम “कण्दाथोधयालकारका कथन” ममक 
दोन सौ पैालौलयाँ अध्याय पूर हुआ ३०५० 


तीन सौ छियालीसवाँ अध्याय 
काव्यगुण-विवेक 


_अभ्निदेव कहते हैं- विन! गुणहीन काव्य 
अलंकार होनेपर भी सहदयके लिये प्रतिकारक 
नहीं होता, जैसे नीके यौवनजनित लालित्यसे" 
रहित शरीरपर हार भी भारस्वरूप हो जाता है। 
यदि कोई कहे कि ' गुणनिरूपणकी क्या आवश्यकता 
है? दोषोंका अभाव ही गुण हो जायगा' तो 
उसका ऐसा कथन उचित नहीं है; क्योंकि 'श्लेष' 


आदि गुण और 'गूढार्थत्व' आदि दोष पृथक्‌- 


पृषक्‌ कहे गये हैं। जो काव्यम महती शोभाका 
आनयन करता है, उसको 'गुण' कहा जाता है। 
यह सामान्य और वैशेषिकके भेदसे दो प्रकारका 
हो जाता है। जो गुण सर्वसाधारण हो, उसे 
“सामान्य' कहा जाता है। सामान्य गुण शब्द, अर्थ 
और शन्दार्थको प्राप्त होकर तीन प्रकारका हो 
जाता है। जो गुण काव्य-शरीरमें शब्दके आश्रित 
होता है, वह 'राब्दगुण' कहलाता है । शब्दगुणके 


कण किक पक दपः । उः सपमा सा सिचो 


"सासो 'ली गणना ब्ध अलके होली है, एस दृहिले आपणो श गच करियापदका प्रयोग अधिक 
तका है। अवाचीन आलंकारिक सासो 'के तोते अतल काके समापा थी उले के ै। 
६. काब्यदर्शकार दण्डने अहाोळ लक्षणको आतही उद्धृत कर लिखा है। अना इतना हो है कि अशने 


(मतम पाठ है और क्या षम्‌ से 
का 


(२।२०५) 


द्‌ कर दिया जया है। धाने शब्दानएमो एसी भावो प्रकट 


अपला च किद्ग पदस्य चधा सथा ॥ 


इस लमे "किचदनतपण' पह अंक विशेष है। कले दुल असुरे दघ बदके आपतापको 'अपलुति' कहा है 
“संमातकालुतान्यापलापोउपललति  (३।५) पावि वस्तुका ने करके अन्य सु स्थापनाको ' आफलुति' कहा है। 


२, भामहने पर्ति का यही लक्षण लिखा है। 


(३ 


३. रीत आहर, अपरं; समे उषा पचक घि ' कहकर जो उसे अलका अन्त केकी चेहा को 
ह उसका ध्य्यालोककार आत्वे बड़ी रके साथ खण्डन किया है। 


अदन बचत कै त को घो मेन खो ह सब उसे अलंकृत सी किया जाय लो थे अतं 


अपना र्य सूचित काले हैं 


७२८ 


2 अरिलिपुराण 


उमज ममलम 


आ भेद होते हैं-श्लेष, लालित्य, गाम्भीर्य, | वहाँ * औदार्य* गुण माना जाता है। समासोंका 


सौकुमार्य, उदारता, ओज और यौगिकी (समाधि) । 
शब्दका सुश्लिषट संनिवेश “इलेष^ कहा जाता 
है। जहाँ गुणादेश आदिके दवा पूर्वपदसम्बद्ध 
अक्षर संधिको गात नहँ होता, वहाँ ' लालित्य" 
गुण माना गया है। विशिष्ट लक्षणके अनुसार 
'उौ्लेखनीय उच्चभावव्यञ्जक शब्दसमूहको जे पुरुष 
“गीय कहते हैं। वही अन्यत्र 'उत्तान शन्दक' 
या 'रब्दत्व' नामसे प्रसिद्ध है। जिसमें नाहित 
कोमल अक्षरका बाहुल्य हो, उस शब्दसमूहको 
*सौकुमार्य* गुणविशिष्ट माना गया है। जहाँ 


बाहुल्य “ओज" कहलाता है। यह गद्य-पचचरूप 
काव्यका प्राण है। ब्रहासे लेकर तृषपरय्वन्त जो 
कोई भौ प्राणी हैं, उनके 'पौरुष'का वर्णन 
एकमात्र 'ओज' गुणविशिष्ट पदावलौसे ही होता 
है। जिस-किसी भौ शब्दके द्वारा वर्ण्यमान 
वस्तुका उत्कर्ष वहन करनेवाला गुण 'अर्थगुण' 
कहा जाता है। अर्धगुणके छः भेद प्रकाशित होते 
है--माधुर्य, संविधान, कोमलता, उदारता, प्रौढि 
एवं सामयिकता । क्रोध और ईव्यमि भी आकारकी 
गम्भीरता तथा धैय्वधारणको ' माधुर्य" कहते हैं। 


श्लाघ्य विशेषणोंसे युक्त उत्कृष्ट पदका प्रयोग हो, | अपेक्षित कार्यकी सिद्धिके लिये उद्योग “संविधान' 


(परप क्ष-गून रम मे ह 
शतक प्रसाद समा समाधियापुर्वलोल पदशीकुंणू॥ 
अर्य च व्वक्षि्दाज़ घ कातिक ब्रु दह ॥ 

आहेत शुच साह, अरुष छः और शग छ फल है । र्ता दरही थी भलोळ दसो हौ उत 
(या है। यागतने यौस और भोजने अङ्तालीस गुन प्त किये है। 

२, भागान गाह, प्रसाद और ओक -भ खत गो सकए किया है। काते ण दस और अपं भ दस मे है। 
जाम हग विभागे एक ही है, केक ले अरा है । नतका लक्षण इस का कि है-' मस ष" इसकी 
त के हदे स्वर लो हैं-.' मसला कय त्‌ सि बहूहि परि एका भासने । अयात जिसके होगेपर बत 
से पद एकप हल्य प्रीत होते हँ, उसका कण पदत” है” उदाहत्थके लिये 'अलदुरुप्वाप्‌:-पह भाश है। इसमें दो पद 
[संयु होकर एकपात्री हो है। दण्टीने 'लिलहर्पहसैचित्यम्‌ --यह श्तेषका लक्षण तिका है। इसके अतुसाए जिस बारें 
तिला छू धौ भ गयी हो, बह 'स्लेष' है। उसका और कायको लका आधार अपणा सुस 
लेप: (-वह लक्षण हो है। पोज एसौका भव लेकर रसदा शलश: /-घह लक्षण लिखा है। 

३-४ ललित नामक गुणका रेख अन्य जहाँ लल! कंका लक्षण घोजराजनै इस प्रकार किया हवित हु 
जा इ थी अतिपुणोळ सक्षणकी भावष्हाक रोख पढ है। 

५. भोजराजके ' रा सुकुमारमितिस्पृतन्‌ स सकष आपण शब्दाचलौका हौ सफावेश किया गया है। 
दडे भी इसी आ साता को लक्षित करा है । काने बन्धकी अकटोरहाको ही ' काडा है। उसका आधार भी 
अशिपुतणोळ लक्षण ही है। 

(६, का्रकार दान ' औदायका" यहीँ लक्षण कोटे रे हेर-केशके सा अपने प्र लै ला है। भोजने वके 
उल्का प्रतिजदन और माता है, किंतु वह उनका अ है फू उदारता श्ना उदाएका लक्षण उनके 
माविका है, जो बामनोक सके सेल खा है। कान्द रहित रचनाको 'औदा्गुणसालिकी' स्वोकार 
[किया है। यथा --' युर" (३।२। १२) किंतु यह उके ' नका लक्षण है । शब्दके लक्षण ले बन्धकी विकटताको 
ह उल माते हैं जिसके होनेपर पद तत्व करते-से कग होते हँ। 

(७ 'काठ्यादल' पं भौ 'औज"का कही लक्षण उद्धत किया सवा है। काते कये माह्वको ' ओज' कहा है। यह गावत 
_समास-महुल्यले हौ आता है । अतः चात कोई तद बाल नहीं कही & ।'सरस्वतीकण्ठाभरण'के तिर्मा भोजसे थी अनक 
जपे हौ ' ओज ' समासधूयहम्‌।'--कस पा ओज का लक्षण लिखा है। 

८. शते “सकचा माम /-यह लिखकर कहा है, जहाँ पढे सच पद पृषक्‌ हों, समास आवद्ध होने 
कारण विकट या जटिल न हो आयें, अहा "माधव है। यह बद सपा लक्षण है। अंग म ै चाह ने है, जहाँ उ बैध्य 


* अध्याय ३४६* 


मार नी शनक मग मम त भ कक सम त तन भ न सतसन कक 


७२९ 


माना गया है। जो कठिनता आदि दोषोंसे रहित 
है तथा संनिवेश विशेषका तिरस्कार करके 
मूहुरूपमें हो भसित होता है, वह गुण ' कोमलता' के 
जामसे प्रसिद्ध है॥ १--१४॥ 

जिसमें स्थूललक्ष्यत्वकी प्रवृत्तिका लक्षण लक्षित 
होता है, आशय अत्यन्त सुन्दरे प्रकट होता 
है, वह उदारता” नामक गुण है। इच्छित अर्थके 
प्रति निर्वाहका उपपादन करनेवाली हेतुगर्भिणी 
चुक्ियोंको 'प्रौडि" कहते हैं। स्वतन्त्र या परतर 
कार्यके बाह्य एवं आन्तरिक संयोगसे अर्थको जो 
व्युत्पत्ि होती है, उसको 'सामयिकता' कहते हं। 
जो शब्द एवं अर्थ-दोनोंको उपकृत करता है, 
बह 'उभयगुण' (शब्दार्थनुण) कहलाता है। 
साहित्यशास्त्रियोे इसका विस्तार छः भेदो 
किया है--प्रसाद, सौभाग्य, यथासंख्य, प्रशस्ता, 
पाक और राग। सुप्रसिद्ध अर्थसे समन्वित पदोंका 
संतिवेश "प्रसाद" कहा जाता है। जिसके उ 
होनेपर कोई गुण उत्कर्षको प्रात हुआ प्रतीत होता 
है, विदान्‌ उसको 'सौभाग्य' या ' औदार्य' बतलाते 


जस प्रकार आदि आगेष महाुराणमं “ 


हैं। तुल्य वस्तुओंका क्रमश: कथन “यथासंख्य 
माना जाता है। समयानुसार वर्णनीय दारुण 
वस्तुका भी आदारुण शब्दसे वर्णन 
“प्राशस्त्य* कहलाता है। किसी पदार्थकी उच्च 
'परिणतिको “पाक' कहते हैं। 'मृद्दीकापाक' एवं 
*जासिकिलाम्बुपाक ' के भेदसे 'पाक' दो प्रकारका 
| होता है। आदि और अन्तमें भी जहाँ सौरस्य हो, 
वह *मृद्दीकापाक' है। काव्यमें जो छायाविशेष 
(शोभाधिक्य) प्रस्तुत किया जाय, उसे 'राग' 
कहते हैं। यह राग अभ्यासमें लाया जानेपर 
सहज कान्तिको भी लॉ जाता है, अर्थात्‌ 
उसमें और भी उत्कर्ष ला देता है। जो अपने 
विशेष लक्षणसे अनुभवमें आता हो, उसे ' वैशेषिक 
गुण” जानना चाहिये। यह राग तीन प्रकारका 
होता है-हारिदराग, कौसुम्भराग और नीलीराग। 
(यहातक सामान्य गुणका विवेचन हुआ)। 
अब "वैशेषिक'का परिचय देते हैं। वैशेषिक 
उसको जानना चाहिये, जो स्वलक्षणगोचर हो- 
अनन्यसाधारण हो॥ १५-२६॥ 

” नामक 


खत साँ छियासीसवोँ अध्याय पूण हुआ २०३४ 
तिन तिल 


bh 
ते है। 


हे दरो सए बको दु बारा है, पुरा फोक सकचा मे अनोक लक्षक ही भव लेकर लिक 
धुपाचा षद थह अ माध है । द का लक्षण वे थो जानो भो पकप ही 


दी सब्र अपे लके कुछ देखा हो भ प्रकट किया है। उनका कहना है कि =." जिस वाक्यका उरण केप 
से किसे उक गु प्रीति हो, वहीँ 'उदाएता' कनक गुन है। उसके छा क्यपि “क (चको) 


होल" 


२, भोजराने इसी अधिशयको और भी सरल रते व्यक्त किया है विविक्त सयृता'। 
दने इसी सनका भाव लेकर "रख द! लक्षण किया है। वामने भी "अर्थवा प्ख; 
कहकर इसी अभिर पुष्टि की है। भोजराजने भोदु प्रकटय प्रा: सोभियत लिखकर पूर अभिमयका ही 


सगण किया है। 


४ बासको अर्वाच आंबा गुल नहीं मा है, उसे आकारको कोटिये रखा है। 


तीन सौ सैँतालीसवाँ अध्याय 
काव्यदोष-विवेक 


अग्निदेव कहते हँ--वसिष्ठ! 'दृश्य' और 
“व्य काब्यमें यदि "दोष" हो तो वह सहदय 
सभयं (दर्शकों और पाठकों)-के लिये उद्देजनक 
होता है। वक्ता, वाचक एवं बाच्य--इनमेंसे एक- 
'एकके नियोगसे, दो-दोके नियोगसे और तीनोकि | 
(योगसे सात प्रकारके दोष' होते हैं। इनमें 
'बक्ता' कविको माना गया है, जो संदिहान, 
अविनीत, अज्ञ और ज्ञाताके भेदसे चार प्रकारका 
है। निमित्त और परिभाषा (संकेत)-के अनुसार 
अर्थका स्पर्श करनेवाले शब्दको “वाचक' कहते 
हैं। उसके दो भेद हैं-'पद' और 'वाक्य'। इन 
दोनोंके लक्षणोंका वर्णन पहले हो चुका है।| 
पददोष दो प्रकारके होते है- असाधुत्व और 
अप्रयुकत्व | व्याकरणशास्वसे विरुद्ध पदें विद्यानेनि 
“असाधुत्व' दोष माना है। काव्यको व्युत्पत्तिस 
सम्पन्न विवार जिसका कहीं उल्लेख न किया 
गया हो, उसमें ' अप्रयुकतत्व' दोष कहा जाता है। 
अप्रयुकत्वके भी पाँच भेद होते हैं--छात्दसत्व, 
अविस्पष्टत्व, कष्टत्व, असामयिकत्व एवं प्राम्यत्व 
जिसका लोकभाषामे प्रयोग न हो, वह 'छान्दसत्व' 
दोष एवं जो बोधगम्य न हो, वह ' अविस्पष्टत्व' 


दोष कहलाता है । अविस्पषत्वके भेद निम्नलिखित 
है--गृढार्थता, विपर्यस्तार्थता तथा संशयितार्थता। 
जहाँ अर्थका क्लेशपूर्वक ग्रहण हो, वहाँ 'गृढार्थता' 
दोष होता है। जो विवक्षितार्थसे भिन्न शब्दार्थक 
ज्ञाने दूषित हो उसे “विपर्स्तार्थता' कहते हैं। 
अन्यार्थत्व एवं असमर्थत्व-ये दोनों दोष भी 
“विपर्यस्तार्थता' का ही अनुगमन करते हैं। जिसमें 
अर्थ संदिग्ध होता है, उसको “संशितार्थता' 
कहते हैं। यह सहदयके लिये उद्वेगकारक न 
होनेपर दोष नहीं माना जाता। सुखपूर्वक उच्चारण 
ज होना *कहत्वदोष' माना जाता है। जो रचना 
समय-कविजन-निर्धारित मर्यादासे च्युत हो, 
उसमें ' असामयिकता' मानी जाती है। उस 
असामयिकताको मुनिजन 'नेया' कहते हैं। जिसमें 
निकृष्ट एवं दूषित अर्थकी प्रतीति होती है, उसमें 
“ग्र्यतदोष' होता है। निन्दनीय रम्यके कथनसे, 
उसके स्मरणसे तथा उसके वाचक पदके साथ 
समानता होनेसे “्राम्यदोष' तीन प्रकारका है। 
अ्थदोष' साधारण और प्रातिस्वितकके भेदसे दो 
प्रकारका होता है। जो दोष अनेकवर्ती होता है, 
उसको “साधारण' माना गया है। क्रियाभ्रेश 


(क्ये षका सहर अहक आयक मा गण है। दरधे बढा है डिवि बा सुदास शहर 
दतक एक दागसे थी अपनी कमनीयता खो कैठक है, उलो प्रकार कितना घौ रमणीय काय कों न हो, ोह-े षस भी दूषित 
होकर सोक से आरो जता है। अत: दपक दि उपेका हीं त ची! काळ । 9) भमन दोषपुछ कायको 
के सणात िनदाजतक माना है। सट (प्रन) -का काच है कि दोपि काव्य हो किक विस्तार केवला छ । अभिपुनपें 
नक और काल्यके दोषको सोके लिये वमक कहा कक है। भरने आफ्ने नटय क्के दस दोष णिनाे है। 
दा, अर अहो, साई, एई, अभु, ने, वि, विसा तथा सन्दचयति। असणे इन सबका 
ण तो है ह, अन्याय ोधोंकी भी वसक दावन को ग है। भके न कि दस दोष परतोक दोषोपर हो आधारित 
है दडे भी कित्‌ याने साथ उ द दोक वर्बतीव बाया है । भनने सबसे अधिक तोषो उद्धावक की है, किं 
उनका कोई क़णबडध बर्णन देखेन नहीं आता. पछि उने असमा आधा न्ध दोषनिकपणरे ही लगा दिया है। 

२, आसु पहले ब्त, याचक और खाच्य_हन नोने एक-एक, दो-सो और शने वियोग (सम्बन्ध) -सै सा पाके 
दो स कु नसे चक कशे 
वक्ायक्पदो। 


कारका, विसंधि, पुनरत एवं: व्यस्त 
सम्बन्धताके भेदसे “साधारण दोष” पाँच प्रकारके 


"विसंधि? कहते हैं॥ १--१५॥ 

विसंधि दोष दो प्रकारका होता है--' संधिका 
अभाव' एवं “विरुद्ध संघि"। विरुद्ध पदारथान्तरकी 
तीति होनेसे विरुद्ध संघिको कष्टकर माना गया 
है। बार-बार कथनको 'पुनरुकत्व' दोष कहते 
हैं। वह भी दो प्रकारका होता है--'अर्थावृत्ति 
एवं “पदावृत्ति'। ' अर्थावृतति' भी दो प्रकारकी 
होती है--काव्यम प्रयुक्त अभीष्ट या विवक्षित 
शब्दके द्वारा एवं शब्दान्तरके द्वारा “पदावृत्ति'में 
अर्थकी आवृत्ति नहीं होती, पदमात्रकी ही आवृत्ति 
होती है। जहाँ व्यवधानसे भली-भौति सम्बन्ध 


तथा इन दोनोके अभावमें भी: अन्तव्यवधानसै 
व्यस्त-सम्बन्धताके तीन भेद हो जाते हैं। बीमं, 
पद्‌, अथवा, वाक्ये व्यवधान होनेके कारण उक्त 
भेदम. प्रत्येकेक दो-दो भेद और होते हैं। पद 
और वाक्यें अर्थ और अर्थ्यपानके भेदसे वाच्ये 
दो भेद होते हैं। पदगत वाच्य 'व्युत्पादित' और 
“व्यु्पाध के भेदसे दो प्रकारका माना जाता है। 
यदि हेतु अभीष्टसिद्धिं व्याघातकारी हो तो यह 
उसका दोष माना गया है। यह 'हेतुदोष' ग्यारह 
प्रकारका होता है--असमर्थत्व, असिद्धत्व, विस्द्धत्व, 
अनेकान्तिकता, सत्प्रतिपक्षत्व, कालातीतत्व, संकर, 
पक्षमें अभाव, सपक्षमें अभाव, विपक्षमें अस्तित्व 
और बारहवां निर्थत्व। वह इष्टव्याधातकारित्व 
दोष काव्य और नाटकॉमें तथा सहदय सभासदोंमें 
(श्रोताओं, दर्शकों और पाठकॉमें) मार्मिक पीड़ा 
उत्पन्न कलेवाला है । निरथत्वदोष दुष्कर चित्रबन्धादि 


० अध्याय ३४७० 


७३२९ 


काव्यम दूषित नहं माना जाता) पूर्वोक्त गृढार्थत्वदोष 
दुष्कर चित्रबन्धमें विद्वानोके लिये दुःखप्रद नहीं 
प्रतीत होता। "ग्राम्यत्व' भी यदि लोक: और 
शास्त्र दोनों प्रसिद्ध हो तो उद्वेगकारक नहीं जान 
'पड़ता। क्रियाध्रंशमें यदि क्रियाका अध्याहार 
करके उसका सम्बन्ध जोड़ा जा सके तो वह दोष 
नहीँ रह ज़ाता। इसी तरह प्रष्टेकारकता दोष नहीं. 
रह जाता, जब कि आक्षेपबलसे "कारका 
अध्याहार सम्भव हो जाय। जहाँ “प्रगृहा' संज्ञा 
होनेके कारण प्रकृतिभाव प्रात हौ, वहाँ विसंधित्व 
दोष नहीं माना गया है। जहाँ संधि कर देनेपर 
'उच्चारणमे कठिनाई आ जाय, वैसे दु्वाच्य स्थलॉमें 
'विसंधित्व दोषकारक नहीं' है॥ १६--२७॥ 
"अनुप्रास' अलंकारकी योजना पोको आवृत्ति 
तथा व्यस्त-सम्बन्धता शुभ है। अर्थात्‌ दोष न 
होकर गुण है। अरथसंग्रहमें अर्थावृत्ति दोषकारक 
नहीँ होती। वह व्युत्रम (क्रमोल्नह्न) आदि 
दोषोंसे भौ लिए नहीं होती। उपमान और 
उपमेयमें विभक्ति, संजा, लिङ्ग और वचनका भेद 
होतेपर भी वह तबतक दोषक़ारक नहीं, माना 
जाला, जबतक कि. बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको- उससे 
उ्वेगका अनुभव नहीं होता। (उदवेगजनकता ही 
दूषकताका बीज है।). वह न हो तो माने गये दोष 
भी दोषकारक नहीं समझे जाते। अनेककी एकसे 
और बहुदोंकी बहुतोंसे दी गयी,उपमा शुभ मानी 
गयी है। (अर्थात्‌ यदि सहृदयोंको उद्वेग न हो तो 
लिङ्ग-वचनादिके भेद होनेपर भी दोष नहीं 
'मातना चाहिये।) कविजनोंका परम्परानुमोदित 
सदाचार “समय' कहा जाता है। जिसके द्वारा 
समस्त सिद्धान्तवादी निर्बाध संचरण करते हैं तथा 
जिसके ऊपर कुछ ही -सिद्धान्तवादी चल पाते 
हैं--इस पक्षद्यके कारण सामान्य समय दो 
भेदोमें विभक्त हो जाता है। यह मतभेद किसीको. 


७३२ 


तो सिद्धान्तका आश्रय लेनेसे और किसीको 
अ्रन्तिसे होता है। किसी मुनिके सिद्धान्तका 
आधार तर्क होता है और किसीके मतका 
आलम्बन क्षणिक विज्ञानबाद। किसीका यह 
'मत है कि पञ्चभूतोके संघातसे शरीरमें चेतनता 
आ जाती है, कोई स्वतःप्रकाश ज्ञानको ही 
ैतन्यरूप मानते हैं। कोई प्रज्ञात स्थूलतावादी 
है और कोई शब्दानेकान्तवादी। शैव, वैष्णव, 
शाक्त तथा सौर सिद्धान्तॉंको माननेवालॉका विचार 
है कि इस जगत्‌का कारण 'ग्रहा' है। परंतु 
सांख्यवादी प्रधानतत्व (प्रकृति)-को ही दृश्य 
जगत्‌का कारण मानते हैं। इसी वाणीलोकमें 
वियते हुए विचारक जो एक-दूसरेके प्रति 
विपर्यस्त दृष्टि रखते हुए परस्पर युक्तियोद्वारा 


'एक-दूसरेको बाँधते हैं, उनका वह भिन्न-भिन्न 
मत या मार्ग ही “विशिष्ट समय” कहा गया है। 
'यह विशिष्ट समय * असत्के परिग्रह' तथा 'सत्के 
परित्याग'के कारण दो भेदोमें विभक्त होता है। 
जो “प्रत्यक्ष' आदि प्रमाणोंसे बाधित हो, उस 
मतको 'असत्‌' मानते हैं। कवियोंको वह मत 
हण करना चाहिये, जहाँ ज्ञानका प्रकाश हो। जो 
अर्थीक्रियाकारी हो, वही 'पर्मार्थ सत्‌' है। अज्ञान 
और ज्ञाने परे जो एकमात्र ब्रह्म है, वही परमार्थ 
सत्‌ जाननेयोग्य है। वही सृष्टि, पालन और 
संहारका हेतुभूत विष्णु है, वही शब्द और 
अलंकाररूप है। वही अपरा और परा विद्या है। 
उसीको जानकर मनुष्य संसारबन्धनसे मुक्त होता 
है॥ २८-४०॥ 


इस परकार आदि आप्तेक महापाण 'कालव्यटरोफकिवेकका कषत” कामका 
हीत सौ सँकालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ २०७४ 
Sm 


तीन सौ अड़तालीसवाँ अध्याय 


अग्निदेव कहते हैं-अब मैं तुम्हें 
“एकाक्षराभिधान' तथा मातृकाओकि नाम एवं 
मन्त्र बतलाता हूँ। सुनो-'अ' नाम है भगवान्‌ 
विष्णुका। 'अ' निषेध अर्थमें भी आता है। 'आ' 
्ह्याजीका बोध कराता है। वाक्‍्य-प्रयोगमें भी 
उसका उपयोग होता है। 'सीमा' अर्थमें 'आ'. 
अव्ययपद है। क्रोध और पीड़ा अर्थमें भी उसका 
प्रयोग किया जाता है। “इ' काम-अ्थमें प्रयु 
होता है। 'ई' रति और लक्ष्मीके अर्थमें आता है। 
“ड' शिवका वाचक है। 'ऊ' रक्षक आदि अधॉमे 
प्रयुक्त होता है। “ऋ' शब्दका बोधक है। "कू 
अदितिके अर्थम प्रयुक्त होता है। 'ल्‌', 'लृ'-ये 
दोनों अक्षर दति एवं कुमार कार्तिकेयके बोधक 
हैं। "ए का अर्थ है-देवी। “ऐ' योगिनीका 


जाचक है।'ओ' ग्रहाजीका और 'औ' महादेवजीका 
बोध करानेवाला है । “अं' का प्रयोग काम अर्थम 
होता है। “अ:' प्रशस्त (श्रे्)-का वाचक है। 
“कः ब्रह्मा आदिके अर्थमें आता है। 'कु' कुत्सित 
(तिदित) अर्थम प्य होता है । 'खं'--यह पद 
सुन्य, इन्द्रिय और मुखका वाचक है। 'ग' अक्षर 
यदि युँ्चिङ्गमे हो तो गन्धर्व, गणेश तथा गायकका 
वाचक होता है। नपुंसकलिङ्ग “ग' गोत अर्थे 
यु होता है। 'घ' घण्टा तथा करधनीके 
अग्रभागके अर्थमें आता है। “ताडन' अर्थम भी 
“घ” आता है। "ङ अक्षर विषय, स्पृहा तथा 
श्ैसवका वाचक है। “च' दुर्जन तथा निर्मल- 
अर्थे रुत होता है। 'छ'का अर्थ छेदन है। 
"जि' विजेयके अर्थमें आता है। 'ज' पद गीतका 


«अध्याय ३४८० 


०३३ 


म 


"वाचक है। 'झ'का अर्थ प्रशस्त, “ज"का बल 
तथा 'ट'कां गायन है। 'ठ'का अर्थ चन्द्रमण्डल, 
सत्य, शिव तथा उद्बन्धन है। “ड' अक्षर रुद्र, 
ध्वनि एवं त्रासके अर्थमे आता है। ढका और 
'उसकी आवाजके अर्थमें "ढ'का प्रयोग होता है। 
"ण निष्कर्ष एवं निश्चयके आर्थमें आता ' है। 
“तका अर्थ है-तस्कर (चोर) और सूअरकी 
पूँछ। 'थ' भक्षणके और *द' छेदन, धारण तथा 
शोभनके अर्थमें आता है। 'ध' धाता (धारण 
करनेवाले या ब्रह्माजी) तथा धूस्तूर ( धतूरे)- के 
अर्थम प्रयुक्त होता है। 'न'का अर्थ समूह और 
सुगत (बुद्ध) है। 'प' उपबनका और “फू 

झंझावातका बोधक है। ' फु" फूँकने तथा निष्फल 
होनेके अर्थमें आता है। 'बि' पक्षो तथा “भ' 
ताराओंका बोधक है। 'मा"का अर्थ है-लक्ष्मी, 

मान और माता। 'य' योग, याता (यात्री अथवा 
दयादिन) तथा 'ईरिण' नामक वृक्षके अर्थम आता 
है॥१-१०॥ 

“र'का अर्थ है-अग्नि, बल और इन्द्र। 
“ल'का विधाता, 'व'का विश्लेषण (वियोग या 
'बिलगाव) और वरुण तथा “श' का अर्थ शयन 
एवं सुख है। 'घ' का अर्थ श्रेष्ठ, 'स' का परोक्ष, 
“सा' का लक्ष्मी, 'स' का बाल, 'ह"का धारण 
तथा रुद्र और 'क्ष' का क्षेत्र, अक्षर, नृसिंह, हरि, 
क्षेत्र तथा पालक है। एकाक्षरमन्त्र देवतारूप होता 
है। यह भोग और मोक्ष देनेवाला है। ' क्षँ 
हयशिरसे नमः” यह सब विद्याओंको देनेवाला 
मन्त्र है। अकार आदि नौ अक्षर भी मन्त्र हैं;' 
उन्हें उत्तम 'मातृका-मन्त्र' कहते हैं। इन मन्तोँको 
एक कमलके दलमें स्थापित करके इनकी पूजा 
करे। इनमें नौ दुर्गऑकी भी पूजा की जाती है। 
भगवती, कात्यायनो, कौशिकी, चण्डिका, प्रचण्डा, 


सुरनायिका, उग्र, पार्वती तथा दुर्गाका पूजन 
करना चाहिये। ' ॐ चण्डिकायै विद्यहे भगवत्यै 
महि त्रो दुर्गा ्रचोदयात'--यह दुर्गा-मन्त्र 
है। पडङ् आदिके करसे पूजन करना उचित है। 
अजिता, अपराजिता, जया, विजया, कात्यायनी, 
भद्रकाली, मङ्गला, सिद्धि, रेवती, सिद्ध आदि 
चुक तथा एकपाद, भीमरूप, हतक, कापालिकका 
पूजन "करे। मध्यभागमें नौ दिव्पालॉकी' पूजा 
की चाहिये। मत्त्राथकी सिद्धिके लिये ' ही दग 
रक्षिणि स्वाहा '-- इस मन्त्रका जप करे। गौरीकी 
पूजा करे; धर्म आदिका, स्कन्द आदिका तथा 
शक्तियोंका यजन करे। प्रज्ञा, ज्ञानक्रिया, वाचा, 
वागीशी, ज्वालिनी, यम, ज्येष्ठ, ड, गौरी, हो 


क्रियाशकति, सुभगा, ललिता, कामिनी, काममाता 
और इन्दि शक्तियोँका पूजन भी एकाकर मन्तरोसे 
होता है। गणेश-पूजनके लिये 'ॐ ग॑ स्वाहा' 
“यह मूलमन्त्र है। अधवा--'गै गणपतये तम: ।' 
सै भौ उनकी पूजा होती है। रक्त, शुक्ल, दन्त, 
नेत्र, परशु और मोदक--यह 'षडङ्ग' कहा गया 
है। "गन्थोल्काय नमः ।' से क्रमशः गन्ध आदि 
निवेदन करे। गज, महागणपति तथा महोल्क भी 
चूजनके योग्य हैं। 'कृष्पाण्डाय, एकदन्ताय, 
श्यामदन्तविकटहरहासाय, 


गजेन्द्रगमनाय, भुजगेन्द्रहाराय, शशाङ्कधराय, 
गणाधिपतये स्वाहा ।'--इन मन्त्रके आदिमे क" 
आदि एकाक्षर बीज-मन्त्र लगाये और अन्तमें 
“नमः एवं 'स्वाहा' शब्दका प्रयोग करे। फिर 
इं मन्रो ठिलोंसे होम आदि करके मत्त्रर्थभूत 


देवताका पूजन करे। अथवा द्विरेफ, द्विमुख एवं | कुमार कार्तिकेयजीने कात्यायनको जिसका उपदेश 
द्रधक्ष आदि पृथक्‌-पृथक्‌ मन्त्र हो सकते हैं। अब | किया था, वह व्याकरण बतलाउँगा॥ ११--२८॥ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “एकाकराभिक्षान" 
तीन साँ अड्तालोसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३४८४ 
See 
तीन सौ उनचासवाँ अध्याय 
व्याकरण-सार 

स्कन्द बोले--कात्यायत! अब मैं बोधके | अच्‌” की 'इत्‌” संज्ञा होती है। अन्तिम 
लिये तथा बालकोंकों व्याकरणका ज्ञान करानेके | इत्संक वर्णक साथ गृहीत होनेवाला आदि वर्ण 
लिये सिद्ध शब्दरूप सारभूत व्याकरणका वर्णन | उन दोनेकि मध्यवती अक्षरका तथा अपना भी 
करता हूँ; सुनो। पहले प्रत्याहार आदि संज्ाएँ ग्रहण करानेवाला होता है। इसीको 'प्रत्याहार” 
बतलायी जाती हैं, जिनका व्याकरणशास्त्रीय | कहते हैं, जैसा कि निम्ताङ्कित उदाहरणसे स्पष्ट 
प्रक्रियामै व्यवहार होता है। होता है-अण्‌, एक्‌ अदू यम्‌, (अथवा यम्‌), 

अहठण, ऋलृक्‌, एओङ्‌ ऐऔच, हयबरद, | छव, झप भष, अक्‌, इक्‌, उक्‌। अण्‌, इण, यण्‌-- 
लण्‌, अङणनम्‌, झभज्‌, पढथष्‌, जबगडदश्‌, | ये तीनों पर णकार अर्थात्‌ लण सूत्रके णकारसे बनते 
'खफछठथचटतव्‌, कपय्‌, शषसर्‌, हल्‌। हैं। अम्‌, यम्‌, डम्‌, अच, इच्‌, एच, ऐच्‌, अय्‌, 

ये “महेश्वर सूत्' एवं ' अक्षर-समाम्नाय' | मय, झय्‌, खय्‌, जश, झर्‌, खर, चर, यर्‌, शा, 
कहलाते हैं। इनसे 'अण्‌' आदि 'प्रत्याहार' बनते | अश्‌, हर्‌, यश्‌, झर, अल, हल, बल, रल, 
है। उपदेशवस्थामे' अन्तिम 'हल्‌" तथा अनुनासिक | झल्‌, शल्‌-ये सभी प्रत्याहार हैं॥१-७॥ 
इस परकार आदि आल्लेष सहापुराणमे 'ड्याकरण-साए-कर्षत” नामक 
कफ सौ उतचासका अध्याक पूरा हुआ ३०१४ 
em 

१. 'उपदेश' कहते है- आदि उच्चारणको । यहाँ जो चौदह "मे रसू हँ, बे हौ *उपदेश' पदसे गृहीत होते हैं। 

२ दतक अर हस्त वर्ण। 

३ अप स्वर अक कम है। 

५ शिक संत होती है, उसका लोप हो जात जो अय भकार आदि £ उतकी भी हसक होती 
(8, अत. भो सह हो स्ने चहिये। उसका रा केल अन! ह प्रहासे लिये ह। थे उन रेक इति 
नह जते। 

५. जिसमें अक्षरोंका प्रत्याहरण--संक्षेप किया गया हो, बह ' प्रत्याहार' कहलाता है । जैसे ' अक्‌ ' प्रत्याहारमें ' अ, इ, उ, ऋ, लू'- 
इतो कका से किया गण है। अ इस छोटे रके चरण उड पाँच आखता घण होता है। राहा” बेडी 
विधि इस प्रकार है--' आइउन्‌' आदि सूत्र उपदेश हैं; उनके आन्तिम हल्‌ 'ण्‌' आदि हैं, उनकी "सा" होती है, यह बात बायी जा 
चु है। अब असिम हसक वे रूप गृहीत हकर आदिवण "आ'हो छो दें सिलकर 'अघ्‌' हआ पह 'अन्‌' बौचके 
"इ उ'का भो ग्रहण करता है और अपना अर्थात्‌ आकारका घी योधक होता है। इसी प्रकार अन्तिम इत्सँङक 'ऐऔच्‌'का जो 'चू' है, 
'उसके साथ आदि बर्ण 'अ'को जन केप च्‌ बनल है, जो मइ उ दस्‌ र ओ दे औत की स्वरका चोद का है दस 
हौ "गत्‌ सका आतिस अक्षर "ल्‌" तक है इसके रू त 'ह य ज र का “ह गृह हुआ लो “हल राहा बना; यह 
"हस वरल जम ङण सभ पड ध ननन इर छ ऊ छठ बच ट कप ह जस हर उत सभी जोक धक 
इ इसी त अन्य रहको भी समह चाहिये। 


2 अध्याय ३५० ७३५ 


तीन सौ पचासवाँ अध्याय 
संधिके ' सिद्ध रूप 
कुमार कार्तिकेय कहते हैं-- कात्यायन! | तवेदम्‌, सकलोदकम्‌, अर्ध्यम्‌, तवल्कारः 
अब सिद्ध संधा वर्णन करुँगा पहले 'स्वरसंघि” | सैषा, सैन्द्री, तबीदनम्‌, . खद्वौधोऽभवत,` 
'बतलायी जाती है-दण्डाग्रम्‌, साऽऽगता, | इत्येवम्‌, व्यसुधीः, वस्वलकृतम्‌, पित्र्थोपवनम्‌, 


'दथीदम्‌, नदीहते, मधूदकम्‌, पितृषभ:, लृकारः" | दात्री,' नायकः, लावकः, नयः," त इह, तयिह 

९ अदरक मनको “सिः कलो है. साध्य खारक सोच बेद मने कहे ह- (९) स्वास, (२) जस, (३) 
अतसा, (४) विस और (५) स्व अ का सा और अतत्वारक' व्य चन कै; 
डाका व्ये हो अराव हो सक है । ऐसे ही सदि च उलो अत; कोक" चयि विभकि-सकार 
आदि इतक हो है इस रका मा शीत हो स ई-- सा, रन और वि । कौमार- व्याकरण इ शोकम; उलेख 
'हुआ है। पाणिनि-ब्याकरण तथा जौमार ज्काण -रोे हौ काड सूहाको आधार मानक पत हु है, आए: दोग प्रक्रयं 
हु कुछ साम्य है। 

३, जहा स्वर आधार विह हो सचनो किले, ह 'स्या-साँघ' है; इसके सुखयहः पौध भे हैसा, अपे, सू... 
सोपे, भवदे तथा कालात भौ चा के ह-्‌ स्‌े कप इ उ ऋ लू के सा ओई सव पो पा 
होते १ । अवाधादेशक छः भेद है-आद, आए, आत, आर, घरदेश और कालाहेक। पढलवातै चार आदेश क्रमशः ए, ओ. ऐ, औके 
सा कोई स्वर घो रहनेपर हो है  'वानादैछ' दे, के सके “का” रो रे हौहै हैं और 'घाना्ेश' ओ, औके 
साने यकाद परय पो होने होते हैं '-्‌ सोफे; में अचय पद “प्‌ का लो होता है। 'अश' प्र पे 
होगेपर एक 'गो' दको 'अबद' आदेश होल हैः फ नेर कह" कष्ट पो रहनेप भी यह आदेश होल है। जहाँ रो 
शरि रान एक आदेश हो, बह "कदे ह। एकरेश-सॉचके भौ सच भेद है-पुर पू, पू और हौ । ' 
'एकादेश' चार है-ए, ओ, आर. अल। वै क्रमशः अन, अन, अनय कथा अके सात होते हैं डसि भेद कैप हो हैं“ 
घ, आए। लें, पहला म, आ. ऐके कथा, ण अ. आ. ओ, औँकै स्थान, तथा शहर अ, आ; पा, बके स्थान होता 
है। प्यास ए. ओ ले पो "अहो ले "पूर्वक होता है बह अरु का अप है। अ से पो ए, ओ और “अ के सा य 
[सोत है, पह ब्ध तथा दका अपकर है; आ इसकी प्नि स्थल परत होते हैं। अ-आ-अ-आए ई, हकक 
जह + भन्द तथा त-स * सके स्यानो केतः होक है। जैसे अअन दत्यटि। 

३, दणड लेकर लुकाए “तक ऊर बने अनुलार र्ष एकादेश' हुआ है। वहां अक: सबने दर (६। १। ६०१)-- 
पणती प्रत होली छै । इस ते सबका चोरा दिय जहा है। दण्ड गरणे “'दष्ड के 'ड' भै जो 
“ज है, बह और 'अपर्‌" का 'आ' मिलकर “आए हुआ: इसलिये 'दण्डाहम्‌' बना इसी प्रकार अ धौ समा चाहिये। 
ल-त, नदेन  भद-खटकप्‌-यधुटकन्‌। नसः तुदा 

"४ अब गुण-एकादेश (आहुः पाम्‌ ६। ६१८५) के उद दिये ले हय्‌ यहाँ 'तव'कै असि 
"अ' और "इतके "एके सा 'ए' हो गका है। इसे हाइ अदा सहला चाहिपे। सकल " उदकम्‌- सकलोदकम्‌। 
अर्प मण्‌ क तकारक 

(५ वृदिस (वृद्धि -क सू ६।१।८८), के उदाहरण स हक वहाँ आ एके स्वे ह ै। सम । 
सोनी त ओदनु-सीदनम्‌। खद्श- और -खटौष । 

६. अब 'कमादेश' ( को यणचि।-ए सुट ६! ११०७) के उदाहरण दिवै ते हैं इतः म-इ यहाँ तिके 
अतति हका के स्यामे ' हुआ है। वि «अ-स अम्‌ वस्वलकृत्‌। ` के स्या हुआ है। 
त त्‌ न्‌ । त-य कह “के स्क आ है। अन चौबे के उदाहरण कृत पद 
आता है, उसका परचोद है-. त) आकृति तलाकृति 

७ बह मे ('रवोशवतायावः ४--फ० द ६१ ३१७८) ह ३, अक यकः यह 'ऐ के स आत्‌ हुआ 
'है। ली. अब८-लावकः ('औ'की जगह म्‌) । ने: ९-नव: (क साअ); अलकः दि उदाहरण भी 
लो है। लोमन्‌ अत्‌ अलक लेके । 


७३६ ७ अग्निपुराण » 
ल्‌ 
इत्यादि तेऽ, योऽ जलेउकजम्‌ १। जहाँ संपि | अब “वयसि "का वर्णन करुगा--वास्यतः। 
न होकर प्रकृत रूप ही रह जाता है, उसे | अजेकमातृक: ।घडेते। तदिये। अबादि। वाडनीतिः। 
“प्रकृतिभाव” कहते हैं। उसके उदाहरण--चो | घण्युख:॥ वाङ्मनसम्‌। इत्यादि। वाग्भावादिः । 
अहो, ऐहि, आ अवेहि, इ इन्रकम्‌, उ उठ | वावहलक्ष्णम्‌। तच्छरीरकम्‌। ताहुनाति। तच्घररत्‌। 
'कवी एतौ, वायु एतौ, बने इमे, अमी एते, | कुङ्डस्ते। सुगफिणह। भवांश्चरन्‌। भवांश्छात्र:। 
अज्ञभूते एहि देव इमं नव ॥ १-५॥ भवाँ्ीका । भक: । भवासतीर्थम्‌। भवास्थत्याह । 

प ( लोप कमल - के के 2२७) ३8 -क- कम असका एक कब एक. हमा 
ता देत कै तु का लोप रो नक रि" कन) लोप ने जैक" बच 

र स ए पाकी । सु ९।९। ३०९) है। 9०६ ज बशे- अक पत ते हौ 
चत अपन लेके आधी विल मका 

3. अब पिपल कै उदाहरण सो है अहो आ (एकी क जु) क एके रब; 
हा विन है। यह रह जक“ सोख अव साधया बे च होगी जे किये 
पते कई तियम बनाये हुँ । ("को अहो'-- जे स्थलीके ए इस रका हैतुक अधि विषम (७० छू० ६। १। १२५) 
। रु” तथ संखवाले परा 'प्रकृतिमाव' होता है, उने साँध हँ होली ।'दूशद्को च (०० सू ८। २। ८४) दो किसौको 
जु समय जिस बाका रो हो है, उसके क सनकी“ स होरी £ को का सधारण 
रक शै मल है (१) क क और एकल ट्विगकत। (२) त-स 
मा कद हले ड) एक साजा आइस पिका। (४) मक वरत (भत चि अत 
ह "मर आदि उतत "तः कहलाते ह (५) क्षक मका षक म हो है। किए 
उसके बाद अवैदिक "इति' शब्दका रहका आवश्यक है। (६) 'भद्‌' प्रत्याहारले प जो 'उकार' हो, वह थी "वैकल्पिक प्रग" 
है; किंतु उसके बाद कोई भौ स्तर रहता चाहिये। (इनके शिका और औ कई नियम हैं, जो विस्तारभयसे नहीं दिये जाते।) ' अहो, 
हे मे "अकालदेश के तसा ओ की न अन" त «, हिंद “डक पद ओषा पित हे "रा 
है; अतएव बह प्रकृतरूपमें रह शया ' अ-अबेहि", ए-र्‌, उन्ठरिि-पतमें दीर्ध एकादेश प्राह था; किंतु नंबर ३ निदमके 
अनुसार 'प्रणा' होनेसे यहाँ प्रकृतिभाव होता है। “कली «एसी, वायू-एती इनमें “यणादेश” पराल था और “खने इमे' में 'अप्‌' आदेशकौ 
वि 3० ९ ते शा ह तमा न हो छ यता क “बाप के न पर 

हे लो क काम, २ नियमक अलर गाह है ति हो गा र भेत 

आ) थ न थे गुण एख जह या; कि रु हे च क हला | हू कका क "वढी ए 
चा सना 

त त ज द च ब मु ब बकर जस 
(ड रो जे रेस त मग च गल लकर न हु (१) जिन [जोह ने 
सप (८१ ३। ४९)-बे हक $। (२ ज सिरु च (८।४। ५) 
करे था म्‌ इस का जत १) (१) छवा [नो (८४९) 
“एतयति व्‌ गत सु ाहिादारा ति] (४ (जे इ एस ७. सु (८।४।४०) मे 
कहा गया है) । (५)-हुथविधान [जो “हुआ हः" क दू (८।४।४९) म ष है)। (६) -लकागालक पर्सवर्णविधान 
[हि घ (८।४।६०) के नि ड (0)-डयुहातयतिधान (जो "मो हल्का सुन - 

यु (८,३३२) झर रात है (८) नरकान ख्‌. च ९? (८३७) के ति 
स्त होत ह) (९) पानीय [जो य सयः च सुट (८४।५४) ता पदता 
(<।५९)-इन ७ पे अचल है) ।(६५) लुकागमीविधान (जे गि ।; (८।३। ३९) के च, (६। ९१४७) शष्‌ 
(6 ३।७५) दच पाक १ ११०७) “त निदे द] । ९ पकन य सर्छ 
(८।४।५८)) `वा पदान्तस्य" (८।४।५९)--इत पाल सूर प्रतिपादित है। 


७३७ 
न 


भवाहेखा। भवाञ्जयः। भवाञ्छेते, भवाञ्चशेते, | त्यादि॥ ६-९॥ 

भवाज्शेते। भवाण्डीनः। सम्भा त्वङकरिष्यसि" | इसके बादकी पदावलियोमें विसर्ग 
३९) जरे क के स्वयः होल ह स नपे 
आहुस 'यक्‌'के "क्‌" का 'ग्‌" हो गला ह। छि जले यग ए-े जच आध है, तथापि 'क्‌'के सें होमेका कारण 
है सनक समातता। क्‌" और "ग्‌ा स एकै ही क्रे निले है आके चार उदरी एह ष 
अचकमत अलेक्स हग स्न अक्षर र जादवाले अक्षो विल ज है, अतः गज 
(रन भिलाकरा जे" बन गवे“ “्‌' कै ्थनवे 'द' हुआ है। सी छ हत्‌ इये ये सा 'द' ता 
“जहि क सा'ब हुआ ै। त जान के उर है अन अतुासिकिधनके उदाहरण देसे 
१ -गातत। प च रहे अचका वदरते परिक होक है, कोई अनुनामिक आध पर हो तब। यदि 
रव अतु पे हो दो केरा पि तुक हळ है।इस नसे अता "सथा रणको अगतिक 
अधर" हो गया। अगि की तिजो ै। उस दा चकु होत एमा फुल 
(दुखः)! उक निषे कौ जगह उसीकै स्थान (मर) का अलसक "ज्‌" हुआ। जर होर ' होत है। ति 
पोका पदे इस प्रकार है बाक पताकम्‌ काह -्न्‌। अ छतिनक उदाहरण है है क्‌. 
साक, चकत वहा कस वि ` हुक है। विय प्रकर ह-' हर" सै पै 'श' का सा, 
"प्रहा! प ता । धुल्अचिधास-- सकत-तकांके से `का “चः हो शक-सरका यग होतपर। 
“तरलः कार्‌ कहा शीक सका कोण हेह कक जगह चहो गल। इसके शा छत्व-विधातके 
तुर “शकार के सेका हो गला। हह सह लकाहतमक परसा उदाहरण है। निम घा है तेप 
स्र हौ ो तपरा हो एसके अगु हत्त एस अवस्था स्थे हो गस चेत्‌ 
विधे निपपात कौ जह "छ हो एक है। ह लहे । यह मा “बिधान उदाहरण है। 
हैक हाव अछसो पो कद "कण. १* -वे वन हों और इसके क स्वर अक हो उक "ङ' आदिकी जगह एक और ह 
आदि बढ़ जते हैं। अं वे ङ्‌ कु न्‌ न. और ११ हो सके हँ इस नरमले उठ उदय एक इ को जगह दो 'झू होगे 
है। एक त की जगह ह बर्छाहै। भाचा श पकलपका्धिधापका उदाहरण तिप वा 
= छै फिर जो कारन पढ उके" की जगह "हो जाई. च बने "क्‌ द्‌ ५ प्‌ त-न कोई अक्षर 
त हो, तथ। ए शिषो उक्त उदे "क सए ह का वि, वि थे हमक कु" 
नक अनुसार शद गया। उसके वतसरा आशन हौ है कही-कही "पठ विल है। उस दाम भक! 
रूप पद होणा। यदि "एके साथ पावा शब्द लै सि चलो र सिङ हौण। भभग, 
= का र्जा हु है। अुारक पैक र वि्‌ कप बन । वा ।' 
इर जा» सू (८। ३। २३) केअर बकाुाविानक ल इस प्रक ह-अ होई, 'हल ने 
(का हति। प० सु» ८।१।२४) कै अतु 'हल' पौ खनेपर अफ्लास म के स्थे थी तु होता है। 'न्‌'के 
अतुसथारका उदाहरण है नक अक हर है लो बा्‌ “भवर य रवत्‌ नकाएसल- 
षके अनुसार कारका रल वि, सकार तथा अतुस्कएणम होकर खे अनुसार "स के सातम 'ह' हो गया है। 
धान टौका- भवौशेका। वहा "१ की ह ए, वि और सकार होकर अतु हुआ और हतय-विधानके अनुस से 
स्थान "प्‌ हौ गवा। सही जाल "पके साधक सपाह के भरकः । पव्‌ यहा थी 
नशरसा सच, वि, सकार और अतु नह चाहि ।' पवन, ~ ध पृ सब का होगे और शा 
त एकादेश ने: कप लड घन्‌ ह लर र निक हुआ. 
है" धवत्‌ जदः' इसमे ृल्वविधानके अतुसार चवर्ण-योणकै कारक तक नकी जगह चको नो गया है।इस 
प छे, भच, वाइ, भने /- वे रूप फते है ले दू ।' ०० सू० (८।3।3१) के अनुबार 
“पे ते जाता पदको 'तुक “का आगम होता है। ले कहा जा सकळ है इसी तरह हाल, द और पदप 
सै ठा हे यहाका के अख उक की इ ह सोर हुआ त्‌ शैतै रहा रवे 
अतु के स्वः औसा हुआ औक जगह हो भामे बन सव ( 
'सू० ८१४१६५) के अस का लोप हे ' अह हो जात है, आह भक खा है।'लोए' और "छ पक है 


७३८ पुराण 
त त त) 
संधि” जाननी चाहिये-करिछन्धात। कडरेद। | कस्चतुरः०, कः श्वशुर;। कस्स्वरःण, कः 
कष्टः'। कष्टः'। कः कश्चलेत्‌। | स्वः। कः फलेत्‌'' : शयिता'। 
क_खनेत्‌। क करोतिः । क पठेत्र। क "फलेत्‌'। | कोत्रयोधः'। क उततमः`। देवाएते५। 
न सके अप पानके बबन पो क है, उके ने नरे सा पयसो 
गा हलि र" को जगह नहो कला $ । ल, किक हे न बैकि 
[परक उदाहरण है मुक जगह “का पर (क घ ८।४।५९) के तए पचन क 
खोजे) 

“ध क कुछ और भी पेट है, जो पहं च कक जि ह हैस इको प्रा स्थल 
है।'झषो होउन्यतरस्याम्‌' (८।४।६२)- इस सुशके अनुसार 'झय्‌" से घरे हकारके स्थानें पूर्वसवर्ण होता है। इसके वापि" इत्यादि 
उदाहरण हैं। यहाँ 'वाक्‌“हरिः' इस अवस्थाने 'ह" की जगह पूस" ' गया है। "उद स्थास्तम्थोः पूर्वस्य | --इस पार सूत्र 
(८।४।६१) के अनुसार 'उद्‌' उपसर्प "स्थ' और 'स्टम्प'के आदि वर्णको जगह पूर्व-सवर्ण होता है। इसके उदाहरण हैं-- 
 उत्थावम्‌, उतम्भनम्‌। 'सम्‌' के सकारका भौ सत्वविधान होता है, 'खुट' पर रहनेपर। इसके * संस्कर्ता' आदि उदाहरण हैं। 

+* विसर्गसँधिके भौ अनेक प्रकार- भेद हैं--यहाँ लगभग दस प्रकारकी कार्य-विधि वर्णित हुई है--( ९) विसर्गस्थाने सत्वविधान 
(इसका विधायक है विसर्जनीयस्य ख ।' पा» सू» ८। ३। ३४) । (२) वैकल्पिकविसर्पत्थविधान (इसका निर्देशक है-- वा शरि 
पण फ सुइ ८।३।३९)। (३) : क : व- विधान (पड कुल; क च चा फति ८। ३। ३७ आधा । (४) 
_रुत्वविधान (इसका आधार है--'ससजुणो रू ।' कह च सङ ८ / २। ६६) । (५) रोडस्ललिधान (वह ' अतो रुसल ।' ६। १ । ११३, 
"हति च।' ६। १ । ११४ इत्यादि सूत्रॉपर अचलम्यित है) । (६) रोधश्वविधान (जो ' भो धो आधो अपूर्वस्य योऽशि।' इस घा० सूत्र 
_८।३।१७ तथा अतो रोरपलुतादप्तुते ६। १ । ११३ पर आधारित है) । (७) सलोपतिधान (इसका आधार "हालि सर्वेदाम्‌' यह पा० सूत्र 
<।३। २९६) । (८) सकए विविधान (एसस विधयकक 'खहालवोिकबली फ सुद ८। ३। १३) । (९) सुलोपविधान 
(पे आधार ह~! पाती सलोपः मेहि; खो तोप च्‌ कता ६। १ । १३२, १४ सुर) (१५) 
'ङलोपदीधँविधान (इसके आधारभूत पा० सूत्र है--' रोरि।', "डो दे शो; ।', 'दलोपे पूरवस्य दीनः ।' ८। ३ । १४, १३; ६। ३। १११) । 
:“छिन्दा्‌'«करिहन्दात्‌। यहाँ चसि स्थानमै 'स' और शुत्वविधाणके अनुसार "स्‌" के स्थाकयै “श्‌' हुआ है। कः +त । 
यहाँ भो पूर्ववत्‌ विसर्गके स्थानमै "स्‌' और रचुत्वेत 'रू' हुआ है । २. कः“ट“काःः । ३. क; „ठक; --इग दोन उदाहरणोंमें विसरंकति 
रन सकार होकर हिक अनुसार "सकार कै सास” हो शक है। ४ कक. स, काल । वैना 
ताका विधा हैस शह” (घ सू ८। ३। ८) -फै नलदा खै ते से अधर हो छै एक पकष 
 भतानुसार उस विसरकि स्थानमै " स्‌" न होकर विशर्ण हौ रह जाला है । पक्षानारले ' सकाः हो जता है । उळ उदाहरणोंमें पहले विसर्णरूप, 
फिर सकाशकुपका साक्षत्कार कराया गया है। ५. "क: “चलेह-कडलेद्‌/' यहाँ भौ सब कहें “क्षोद' के अनुसार समझनी चाहिपे। 
९-७. क स कः कोहि उन दो उदर क च विधान के अनुसार विकि क: ख 
हो गये हैं। कवर्ण और पवर्गके प्रधम-दितीय अक्षर पो हों लो विसरकि ्थानयें ऋय: : क : प होते हैं--ऐसा नियम 
है। ८-६ "कठे, कतस अने आधे बवे हुए विल अनुस विही जगह. 
२०-२८ ह ता "का कार (फस ८। ३। ३६) के निलु एक चक विका विस हो गच शि 
कौ जगह “स्‌' होकर ' शु: ' के शकारका योग मिलनेसे देन "स्‌" को जगह “श्‌' हो गया है। "सव: ' के सव विसगका सकार उसी 
रूपमे दृष्टिगोचर होता है। १२. "कः«फलेत्‌'--इस जगह : फ ऋपा था; परत यह वैकल्पिक है, अत: पक्षान्तरके अनुसार विसरकि स्थाने 
'विसर्भ हौ रह गया है। १३. यहाँ भो यही वात है। विसर जगह "स्‌" या *श्‌' नहीं हुआ है। १४ “कस्‌ अत्र योधः ।' यह पदच्छेद है। यहाँ 

कस केसरो जहा सड हुआ कग क होकर न ध” बना है धनका नि 
यह है--अप्तुत  अ' से परे“रु" हो खो उसकी जगह "उ" होता ह, अप्नुत आकार परे विद्यमान हो तब। १५. कस्‌ उत्तम:--इस अवस्पामें 'स्‌' 
के स्थने ह फिर 'सेकलिधान' के अलल "र कै सन "हो जवा। फिर लोपि क लोपो गवा। "लोक, 
शाकल्यस्य।' (८।३। १९)-इस पा० सूत्रके अनुसार यहाँ "स्‌ लोप हुआ है, आत: "क उतय:' प्रयोग सिद्ध हुआ है । १६. 'देवास्‌-फो'- 
इस पदख्डेदमे “स्‌' को जगह 'र” और "रकी जगह “यू हो गया। फिर र्त्‌ “य' लोप होनेसे "देवा एे--ऐेसा प्रयोग सिद्ध हुआ। 


भो इह । स्वदेवा यान्ति“। भगो ब्रज" सुपूः" । 
सुदूरात्ररत्र" । वायुयाति" । पुनर्नीहि" । पुना" राति। 
इस प्रकार आदि आन्तेय महापुराणे “सांधिसिद्धरूपकथन ' नामक 
जत सौ पालय अध्याय पूरा हुआ# ३५०० 
Se 


स याह । सैप* याति। क ईश्वर । ज्योतीरूपमू०। 
तू म्लेच्छ थी: ।किमॉच्छिदतु॥ १०--१३॥ 


तीन सौ इक्यावनवाँ अध्याय 


सुबन्त-सिद्ध रूप 


स्कन्द कहते हैं-_ कात्यायन! अब मैं तुम्हारे 
सम्मुख विभक्ति-सिद्ध रूपोंका वर्णन करता हूँ। 
विभक्तियाँ दो हैं-'सुप' और “तिङ्‌'। 'सुप्‌' 
विभक्तियाँ सात हैं। 'सु औ जस्‌'--यह प्रथमा 
विभक्ति है। 'अम्‌ औद शस्‌'--यह द्वितीया/टा 
भ्याम्‌ भिस्‌'--यह तृतीया, 'के भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
यह चतुर्थी, 'डसि भ्याम्‌ भ्यस'--यह पञ्चमी, 
“इस्‌ ओस्‌ आम्‌'-यह पष्ठी तथा ' ङि ओस्‌ | 
सुप्‌'--यह सप्तमी विभक्ति है। ये सातों विधकियाँ 
प्रातिपदिक संज्ञावाले शब्दोंसे परे प्रयुक्त होती 
हैं॥ १-३॥ 

*प्रातिपदिक' दो प्रकारका होता है--' अजन्त 
और 'हलन्त'। नमसे प्रत्येक पिग, स्त्रीलिङ्ग 
और नपुंसकलिङ्गके भेदसे तीन-तीन प्रकारका 


है। उन पुँलिङ्ग आदि शन्देकि नावकोंका" यहाँ 
दिग्दर्शन कराया जाता है। जो शब्द नहीं कहे गये 
है(किंतु जिनके रूप इन्होंके समान होते हैं) 
उन्होंके ये 'वृक्ष' आदि शब्द समर्वतः नायक 
हैं। 'वृक्ष' शब्द पेड़का वाचक है। यह अकारान्त 
कलग है। इसके सात विभक्तियोमें तथा सम्बोधनमें 
एकवचन, द्विवचन और बहुवचनके भेदसे कुल 
मिलाकर चौबीस रूप होते हैं। उन सबको यहाँ 
उद्त किया जाता है। १--वृक्ष/, वृक्षौ वृक्षा:। 
२-यक्षम वृक्ष, वृक्षान्‌। ३--वृक्षेण, वृक्षाभ्फम्‌, 
दृकषैः। ४--वृक्षाय, वृक्षाभ्याम्‌, वृक्षेभ्यः। 
५--वृक्षात, वृक्षाभ्याम्‌, वृक्षेभ्य:। ६--वृक्षस्य, 
वृक्षयोः, वृक्षाणाम्‌। ७--वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु। 


सम्बोधन-है यक्ष, हे यक्ष, हे वृक्षा। इसी 


१०-१८-१४ इह भ 


च से 'र' लोप होकर पूरको दल श हुआ है। २. इस उदरे 'वादुसु-यति'-_ऐमा पदच्कद है। कह 


न उपा अस्‌ ककि, सेक्‌ क-न बाके सको जगह लपल हुआ] फिर 
सोप 


64३/२२)-उल सू 


'स' 
सपे; रकी ता और फा कके मिलन हुआ है। २३. इस उ दह दिखाया गया है कि हरयो: 
(०७ सू, ८।३। १५) से स्का बि नही हो सकल; क्कि न रेफ अबसर है और न उससे दो “खाए फ़त्यहारका ही कोई 
अक्षर है। २८ पुति इस अब ते र (फ सू० ८। ३। १४) से रकारका लोप हुआ और पूर्व 'अच्‌' को र्ल प्रस 
इख है। २५ 'सर्‌ कति इह '-इस अयसा “रहते: सुले इस (७७ सु ६। १। १३२) के अनुसार 'ठद'-शब्दसम्बनधी 'स्‌' 
धे सकारका लोप हो गया है। २६. सस्‌ एस्‌ कि, क ईश्वर ५-दस अवस्था स्‌े सकारका लोप स्लोककी पपू 
हे हुआ है, 'एवस्‌'--कै साका लोप व्‌ हुआ है । २७ "मरून्‌ रको और दर हआ है। २८. 'तव + छम्‌ 
स (७० सू» ६। ११७३) सूरत न हुआ है, फिर “ल' का सुन चहो गया है। (यह व्यञगसँघिका उदाहरण 
६७ २६ वहाँ भी सर, नाड (फ ६। ९१७५-७९) से ुनागम हुआ है। शेष पूर्ववत्‌ (यहाँ भी स्यसि ही है)। 

«बाराम लेकर औकारालाठक निते न है, सब मै दे शब्द असंख हैं, उन सबका उल्लेख असम्भव है। अत: 
च हला रि काम कत क रा ब गे को 
“नायक” कहा गया है। 


प्रकार राम, देव, इन्द्र, वरुण, भव आदि शब्देकि | 
रूप जानने चाहिये। ' देव' आदि शब्देकि तृतीयाके 
एकवचनः 'देवेन' तथा चके बहुवचनमे 'देवानाम्‌' 
इत्यादि रूप होते हैं। वहाँ “न' के स्थानमें “ण' 
नहीं होता। रेफ और षकारके बाद जो “न' हो, 
उसीके स्थानमें “ण' होता है। अकारान्त शब्दों 
जो सर्वनाम हैं, उनके रूपॉमें कुछ भिन्नता होती 
है। उस भिन्नताका परिचय देनके लवे सर्वनामका | 
“प्रथम' या “नायक' जो “सर्व” शब्द है, उसके रूप 
यहाँ दिये जाते हैं; उसी तरह अन्य सर्वनामोकि भी 
रूप होंगे। यथा-१-सर्वः सर्वी सर्वे। २ 
सर्वम सवाँ सर्वांत्‌। ३--सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ सर्व:। 
४--सर्वस्पै सर्वाध्याम्‌ सर्वेभ्य:। ५--सर्वस्थात्‌ 
सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्य:। ६--सर्वस्थ स्वयोः सर्वेषाम 
७--सर्वस्मित्‌ सर्वयोः सर्वेषु । सम्बोधनमे - ह सर्व 
है सर्वी हे सवे।* यहाँ रेखाङ्कित रूपॉपर दृष्टिपात 
'कीजिये। साधारण अकारान्त शब्दोंको अपेक्षा 
सर्वनाम शब्दोके रूपॉमे भिन्नताके पाँच ही स्थल 
हैं। इसके बाद 'पूर्व' शब्द आता है। यह सर्वनाम 
होनेपर भी अन्य सर्वनामॉसे कुछ विलक्षण रूप 
रखता है। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, आपर, 
अधर-ये और असंज्ञामें सर्वनाम हैं।| 
“स्व' तथा " शब्द भी अर्थ-विशेषमें ही 
सर्वनाम हैं। अतः उससे भित्र अर्थमे वे असर्वनामवत्‌ 
रूप धारण करते हैं। प्रथमाके बहुवचनमें तथा 
पञचमी-सप्तमीके एकवचनमं पूर्वादि शब्दोंके रूप 
सर्वनामवत्‌ होते हैं, किंतु विकल्पसे। अतः 
पक्षान्तरमें उनके असर्वनामवत्‌ रूप भी होते ही 
है--जैसे पूर्वाः, परे परः, इत्यादि। पूर्वस्पात्‌ 
पूर्वात्‌ पूर्वस्मिन्‌ पूरे इत्यादि । प्रथम, द्वितीय तथा 
तृतीय--ये शब्द सर्वनाम नहीं हैं, तथापि “प्रथम” 
शब्दके प्रथमा बहुबचनमें--प्रथमे प्रथमाः--यह 


रूप होता है। 'चरम' आदि शब्दोंके लिये भी 
यही वात है। 'द्वितीय' तथा “तृतीय' शब्द चतुर्थी, 
पञ्चमी तथा समीके एकवचनमें विकल्पसे 
सर्वनामवत्‌ रूप धारण करते हैं। यथा--ढ्ितीयस्मै 
द्विततीयाब। तृतीयस्वै तृतीयाय--इत्यादि शेष रूप 
वृक्षवत्‌ होते हैं। 

अब आकारान्त शब्दका एक रूप उपस्थित 


_खड्गपासु। सम्बो०--है खड्गपाः, हे खड्गपौ, 
हे खड्गपाः। इसी तरह विश्वपा (विश्वपालक), 
गोषा (गोरक्षक), कीलालपा (जल पीनेवाला), 
शङ्क्या (शङ्क बजानेवाला) आदि शब्दोंके रूप 
होंगे। (अब हस्व इकारान्त 'वहि' शब्दका रूप 
पसत करते हैं“) १--बहिः, वही, बहयः। 
३--वहिम, यही, वहीन्‌। ३--वहिता, वहिभ्याम्‌, 
वहिभिः। ४--वहये, वहिभ्याम्‌, वहिभ्यः। 
५-- वे, वहिभ्याम्‌, वह़िभ्य: 

बह्लीचाम्‌। ७-- वह, वहोः, वहियु, 

है वहे, हे बही, हे वहयः 
अग्नि। इसी तरह अग्नि, रवि, कवि, गिरि, पवि 
इत्यादि शन्दोके रूप होंगे। इकारान्त शब्दोंमें 'सखि' 
और “पति' शब्देकि रूप कुछ भिन्नता रखते हं 
जैसे--१--सखा, सखायी, सखाय:। २--सखायपू. 
सखायी, सखीन्‌। तृतीयाके एकवचनमें--सख्या, 
चतुर्धीके एकवचनमें सख्ये, पञ्चमी और पष्टीके 


यह यह ध्ये रा साहि कि स कका क सर दिया आय छो उस “सर्व” का रूप यको तक हो होगा। 
“सब इस अर्घ सच सन्दका हो रूप ऊपर बे अनु होता? यही खात अन्य सके विकको भो समी चहिये सता 
[एवं उपसून गणना नहीं होखे हिस आदि शबो “स्व शब्द है; यह उपसजन है। 


एकवचनमें स्युः तथा सप्तमीके एकवचनं 
सख्यौ रूप होते हैं। शेष सभी रूप ' बहि" शब्दके 
समान हैं। “पति' शब्दके प्रथमा और ढितीया 
विभक्ियोमें हवत रूप होते हैं, शेष विभ्ियोमि 
चह 'सखि' शब्दके समान रूप रखता है। 
।अहर्पतिः' का अर्थ है सूर्य। यहाँ 'पति' शब्द 
समासमें आबद्ध है। समासमे उसका रूप वहितुल्य 
ही होता है। 

(अब उकारान्त शब्दका रूप प्रस्तुत करते 
हैं।) पहले पुलिङ्ग 'पटु' शब्दके रूप दिये जाते 
हैं। पटुका अर्थ है-कुशल-निपुण। १--पटुः, 
चढ़, पटयः। २--पदम, पढ, पढून्‌। ३--पढुना, 
भयम, पदुभिः।४--पटये, पढुभ्याम्‌, पदुभ्य:। 


पदूताम्‌। ७--पटी, पदबो:, पढुषु 
चो, है पढ, है पटच:। इसी तरह भानु, शम्भु 
विष्णु आदि शब्दके रूप जानने चाहिये। दीर्घ 
इंका 'ग्रामणी' शब्द है। इसका अर्थ है 
गायका मुखिया। इसका रूप इस प्रकार है-१-- 
गामणीः, ग्रामण्यौ, ग्रामण्य;। २--ग्रामणीम्‌, 
ग्रामण्यौ, ग्रापण्य:। ३--ग्रामण्या, ग्रामणीभ्याम्‌, 
ग्रामणीभि:। 
ओआमणीभ्य:२। ५--ग्रामण्य:२। ६--ग्रामण्यो: २। 
यहुवचन-ग्रामण्याम्‌। ७--ग्रामण्याम्‌, ग्रामणीषु। 
इसी तरह “प्रधी' आदि शन्देकि रूप जानने 
चाहिये। दीर्घ ककारान्त 'दुनधू' शबद है। इसका 
अर्थ है--राजा, वज्र, सूर्य, सर्प और चक्र। इसका 
रूप-दुन्थूः, दृनभ्यौ, दृन्भ्व: इत्यादि । ' खलपूः '-- 
खलिहान या भूमिको शुद्ध-स्वच्छ करनेवाला। 
इसके रूप खलपूः, खलप्बी, खलप्व: इत्पादि। 
"पित्रभू-मित्रसे उत्पन्र। इसका रूप है- 
मित्रभूः, मित्रभुवौ, मित्रभुवः इत्यादि। 'स्वभू' 


४--प्रामण्ये, ग्रामणीध्याम्‌ २, | प्रकार 


इसके रूप--स्वभूः, स्वभुवौ, स्वभुवः इत्यादि 
हैं॥४-६॥ 

“सुश्रीः'का अर्थ है-सुन्दर शोभासे सम्पन 
इसके रूप हैं--सुझीः, सुश्चियौ, सुझ्रिय: इत्यादि। 
सुधीः” का अर्थ है--उत्तम बुद्धिसे युक्त विद्वान्‌। 
इसके रूप हैं--सुधी:, सुधियौ, सुधिय इत्यादि। 
(अब ऋकारान्त पुँलिङ्ग 'पितृ' तथा “भ्रात्‌' 
शब्दके रूप दिये जाते हैं-'पिता' का अर्थ है 
जाप और 'भ्राता' का अर्थ है-भाई। "पितू" 
शब्दके सब रूप इस प्रकार हैं--१--पिता, पितरौ, 
चितर:। २--पितरम्‌, पितर, पितृन्‌। ३--पित्रा, 
पितृभ्याम, पितृध्यः। ४-पित्रे, पितृभ्याम्‌, 
पितृध्यः। ५--पितु;, पितृभ्य। ६-- 
षुः पितृणाम्‌। ७-पितरि, पित्रो:, 
तृषु । सम्बो०-है पितः, हे पितर, हे पितर;। 
इसी तरह 'भ्रात्‌' और 'जामात' शब्दोंके भी रूप 
होते हैं।'नृ' शब्द नरका वाचक है। इसके रूप 
जा, जरी, नरः इत्यादि 'पितृ' शब्दवत्‌ होते हैं। 
केवल पष्टीके बहुवचनमें दो रूप होते है-ूणाम्‌ 

"कर्तृ शब्दका अर्थ है करनेवाला। यह 
“तृजन्त' शब्द है। इसके दो विभक्तियॉमें रूप इस 
हका, करतार, कर्तारः कर्तारम्‌ 
करारी, कर्तून्‌। शेष 'पित्‌' शब्दकी भौति। 
“कोष्ट शब्द सियारका वाचक है। क्रोष्ठ विकल्पसे 
“कोष्ट शब्दके रूपमें प्रयुक होता है। उस दशाम 
इसका रूप “कहूँ” शब्दकी भौति होता है। 
“कोष्टके रूपमे ही यदि इसके रूप लिये जायें 
खो “पढु" शब्दकी तरह लेने चाहिये। 'नछू' शब्द 
जातीका वाचक है। इसके रूप 'कर्तृ' शब्दकी 
आते होते हैं। “सुँर' शब्दका अर्थ उत्तम धनवान्‌ 
है। १" शब्दका अर्थ है--धन। ये ऐकारान्त पुलिङ्ग 
है। इन दोनोकि रूप एक-से होते हँ-१--सुराः, 


का अर्थ है-स्वयम्भू:--स्वतः प्रकट होनेवाला। 


सुरौ, सुरायः। २--सुरायम्‌, सुरायौ, सुरायः 


३--सुराया, सुराध्याम्‌, सुराधिः इत्वादि। “रै'-- 
राः, रायौ, रायः इत्यादि। हलादि विभयो 
“३” की जगह "रा" हो जाता है। ओकारान्त 'गो' 
शब्दपर विचार कौजिये। “गो' का अर्थ है-बैल। 
इसके रूप-गौः, गावौ, गावः। गाम्‌, गावी, 
गा; इत्यादि हैं। औकारान्त पुलिङ्ग” का 
अर्थ है-आकार और 'ग्ली' का अर्थ है 
चन्द्रमा। इनके रूप-चौ:, द्यवी, द्याव: इत्यादि ।| 
ग्लौः, ग्लाबौ, ग्लावः इत्यादि हैं। ये पुँकिङ्गमे 
“स्वरान्त भायक' शब्द बताये गये॥७॥ 

(अब हलन्त पुँझिङ्ग शब्दोंका परिचय कया 
जाता है-) 

सुवाक्‌ (श्रेष्ठ वक्ता), सुत्वक्‌ (सुन्दर 
त्वचावाला), पृषत्‌ (जलबिन्दु), सम्राट्‌ (चक्रवर्ती 
जोश), जन्मभाक्‌ (जन्म ग्रहण करनेवाला), 
सुराट्‌ (श्रेष्ठ राजा), अयम्‌ (यह), मस्त्‌ (वायु), 
भवन्‌ (होता हुआ), दीव्यन्‌ (क्रीडा करता 
हुआ), भवान्‌ (आप), मघवान्‌ (इन्र), पिबन्‌ | 
(पीता हुआ), भगवान्‌ (समग्र ऐशर्यसे सम्पन्न), 
अघवान्‌ (पापयुक्त), अर्वा (अश्व), यहिमान्‌ 


(अग्निदुरू), सर्ववेत्‌ (सर्वज), सुपृत्‌ ( भलीभौति 
पालन कलेवाला), सुसीमा (उत्तम सोमावाला), 
कुण्डो (कुण्डधारो शिव), राजा, श्वा (कुत्ता), 
युवा (तरुण), मघवा (इन्द्र), पूषा (सूर्य), 
सुकर्मा (उत्तम कर्म कलेवाला), यज्वा (यकत), 
सुवर्मा (उत्त कवचधारी), सुधर्मा (उत्तम 
धर्मवाला), अर्यमा (सूर्य), वृत्रहा (इन्र), पन्थाः 
(मार्ग), सुककुप्‌ (स्वच्छ दिशावाला समय), 
अष्ट (आठ), पञ्च (पाँच), प्रशान्‌ (पूर्णतः 
शान्त), सुत्वा, "प्राङ्‌ प्राञ्चौ प्राक्त:' तथा प्रत्यङ्‌ 
उत्यादि। सुद्चौ: (शोभन आकाशवाला काल), 
सुद्‌ (विशेष शोभाशाली), सपू (सुन्दर नगरैवाला 
देश), चन्द्रमा, सुवचा श्रेयान्‌, विद्वान, उशना 
(शुक्राचार्य), पेचिवान्‌ (पूर्वकालमें जिसने पाचन 
किया हो), अनढ्वान्‌--गाडी खींचनेवाला बैल, 


प्रमुख शब्द) हैं*॥ ८-११६॥ 
अब स्त्रोलिज्रमें नायकस्वरूप शब्दोंको उपस्थित 


दु सहर शका कन विये एकवयकस्य है। ओको यि लिये एम देके किव कप 
रहा उदाहरणके लौरपर दिये जाते हैं-- ९. ' सक्‌”, सुखाग, सशाची, सुदाय:।' २. सुशाचम्‌, सुवाची, सुचः । ३. सुवाचा, सुपाम्‌ 
कथः इ्ादि। साक बहे सु यह रूम होक है। एसे तस्करे, त्व, तचः इता, पृष्‌ 
शब्दके-पृषद, पृषत पृषतः इति, "सन्‌" रब्धके-सकाद सामइ, समाज, सः इत्यदि, अन्‌ शब्दके-- जन्मपाक्‌, 
भा, जन्पपानी, जप, इछता 'सुहान' सष्दके -सुटट, सु, सुव, सूः इत्यादि रूप होते ह।“अपण्‌-या 
“पम्‌ दका प्ध्िषकीच एकक रू है। लहा इक रूसेंकी अधिक आवश्यकता रहती है। इसलिये इसके पूर रूप 
सलँ दिये क है 
६ अप, इ, इगे। २. इसस, इसी, इमान्‌। (अन्दे) तम्‌, एक, इत्‌ । ३. अनेत (अन्यदेशे एन, आयाम्‌ एिः। 
४ आ, आध्याम्‌, एः । ५. आसत अस्र, आध्यान, इच्छ । ६-अस्द आयो: (अदे) एनयोः, एचम्‌। ७. अस 
आयोः (एनोः), एहु। त्यदादि गलके स्प रहीं हो 
मत्‌" आदि बके प्रथ रूप यसे इस प्रकार वने चाहिदे-सश्ू, मद,महती, मतः भवन्‌, भयस, भवत 
द, द, यनः । पवान्‌ वर, भदनः। मच्‌, मपी, म्यः । व्‌ फिक्से, सिः । भगवान्‌ भी, भव 
षवत, आघवी, अपवन अन, अर, अरथः बह्‌, यहि, यहः । सीत्‌ सि, सि, सर्वाध:। सु 
स, सी, सः । सुसमः सुसीमा, सुसमः कुणी, षड, कुष्डन: ।*राजन्‌' आदि शनो तीन विभो रपे 
जते है। शेष रूप हस हो सम लेने चाहदे। ९. एक, जै, राजान:। २. रल, चार, एड: । ३. रा, म्‌ चि 
'इलादि। समीक एकवचने, राजति। ९. 8, ती, तः । २. आतम्‌ आती, शः । ३. जुन, भयम्‌ कपि: । १. युवा, युगात, 
कुतः २. पुन्‌, युन, यः । ३. सूला, सकभ्कम्‌, वध । १. मक, मा, मचः । २. मघा, मशन, मघोन 


«अध्याय ३५१० 


किया जा रहा है--जाया (स्त्री), जरा (वृद्धावस्था), 
बाला (नूतन अवस्थाकी स्त्री), एडका (भेड़), 
वृद्धा (बूढी), क्षत्रिया (क्षत्रिय जातिकी स्त्री), 
बहुराजा (जहाँ बहुतसे राजा निवास करते हों, 
वह नगरी), बहुदा (अधिक देनेवाली), मा 
(लक्ष्मी), अथवा बहुदामा (अधिक दाम-रजु 
या दौप्तिवाली), बालिका (लड़की), माया 
(भगवान्‌कौ शक्ति या प्रकृति), कौमुदगन्था 
(कुमुदकी-सी सुगन्धवालो), सवां (सब), पूर्वा 
(पूर्व दिशा या पहली), अन्या (दूसरी), द्वितीया 
(दूसरी), तृतीया (तीसरी), बुद्धि: (मति), स्त्री 
(औरत), श्री (लक्ष्मी), नदी, सुधी (उत्तम 
बुद्धिवाली), भवन्ती (होती हुई), दीव्यन्ती 
(क्रीडा करती हुई), भाती, भान्ती (शोभमाना), 
यन्तो (जाती हुई), शृण्वती (सुनती हुई), 
तुदती, तुदन्ती (व्ययित करती हुई), कर््री 
(करनेवाली), कुर्वती (करती हुई), मही (पृथ्वी), 
रुन्धती (अवरोध करती हुई), क्रीडन्ती (खेलती 
हुई), दन्ती, (दाँतकी बनी हुई वस्तु), पालयन्ती 
(पालती हुई), सुवाणी (उत्तम वाणी), गौरी 
(पार्वती), पुत्रवती (पुत्रवाली), नौः (नाव), 


वधूः (स्वर), देवता, भ (पृथ्वी), 
दे (दो), कति, वर्षाभूः (वर्षाकालमें उत्फा 
होनेवाली मेढको), स्वसा (बहिन), माता (माँ), 
आवरा (लघु), गौः (गाय), द्यौः (स्वर्ग), 
वाक्‌ (वाणी), त्वक्‌ (चमड़ा), प्राची (पूर्व 
(दिशा), अवाची (दक्षिण दिशा), तिरक्षी (टेवी 
या मादा पशु-पक्षी), डदीची (उत्तर दिशा), 
शरद्‌ (ऋलुविशेष), विद्युत्‌ (बिजली), सरित्‌ 
(नदी), योषित्‌ (स्त्री), अग्निवत्‌ (अग्निको 
जाननेवाली), सस्यदा (अन्न देनेवाली) अथवा 
सम्पद्‌ (सम्पत्ति), दृषत्‌ (शिला), या (जो), 
एषा (यह), सा (वह), वेदवित्‌ (वेदज्ञा), 
संविद्‌ (ज्ञानशक्ति), बहौ (बहुत), राजौ 
(रानी), त्वया, मया (युप्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दोके 
तीनों लिङ्गे समान रूप होते हैं ये तृतीयाके 
एक वचनके रूप हैं)। सीमा (अवधि), पञ्च 
आदि (संख्यावाचक नान्त शब्द), राका 
(पूर्णिमा), धूः (बोझ), पूः (नगरी), दिशा 
(दिक्‌), गिरा (गीः), चतल: (चार), विदुषी 
(पण्डिता), का (कौन), इयम्‌ (यह), दिक्‌ 
(दिशा), दृक्‌ (नेत्र), तादृक्‌ (तादृशी) तथा 


१. सोना, मपय, पयभः । १. पूछ, पूषणी, पूरणः । २. पूम्‌, पर, पृः ३. पृष, पूषभ्याम, पूपपिः । समौ एकवचनये 
प पूरा १. सुम सरम, सुः । २ स्न्‌ सकः र । ३. सरः सर्य, सः सन, 
पान, पा: । २. य्न, य्न, द्र 3 य डम्‌ ञः १. सर सर सरः ता शेषकूप 
कत्‌ शब्दकै समा हैं सुध, सधां, सु एत्पाद। ९. अर्च, अर्च, अर्पः । २. अवंधणग, अयौ, अर्व । 
अ, अप्य्‌, र्णिः इतदि सोके एकवचने - अन्‌ अर । १. य्य, वृणः । २. वश्‌, 
प, वृकलः। ३. गृणा, शपः इत्याि। ९. फः पन्न, नयनः २. पन्नम्‌, ना, पथ:। 3, पथ, 
पपा, पिभिः । १. सुककुर, सुककुष, सुचूकु्ष, सुक्कु५; इत्जरे। १-२. आह, अही, ३. अहाफि:, अ इदि 
१-२ पक, पछ। ३. "पिट इता “अछ्‌ "पछा आदि शब्द नित्य जहान हैं प्रहार, री, रः प्रायम्‌ 
इत्यादि सल, सल्यानी, यानः, रा ही, र रि । सु, सुदि, सदिव, सा सुट, चुआद, सी, 
सृजन: तद । सफ, प सू, द । घः, सौ, चर इर युश सुच. सुवचः, इति ९. र्‌ 
ल, वः. र, च, य । ३. का, च इ ठ्‌ विसी, वस: २. निस्‌ निद, हः । 
तु, विर वि इदि । सि्‌ सेच, दो, इच्छ अनात्‌ अना अनदबाहः। २. अनहवा, 
अनयत, अनदः । अनह, अनम्‌, अन षद गु ताद मुरि, मि 
भु मिताम्‌, मिम्‌ इद । मु बु, मम, सी, बु, इल । लिए, लिए, लिही, लिए: ति । 


“असौ'--यै स्तरीलिज्ञके नायक शब्द हैं*। अब | इस प्रकार जानने चाहिये-कुण्डयू, कुण्ड, कुण्डानि। 
नपुंसकलिङ्गके नायक शब्द बताये जा रहे | तृतौया आदि शेष विभक्तियोके रूप पुँिङ्गवत्‌ 
है॥ १२-१९॥ जानने चाहिये। यथा -कुणडेन कुण्डभ्याम्‌ कुण्ड: 

(सर्वप्रथम स्वरान्त नपुंसकलिङ्ग राब्दोंके | इत्यादि। सम्बोधनमें-है कुण्ड हे कुण्डे हे 
प्रारम्भिक सिद्ध रूप दिये जाते हँ--)'कुण्डम्‌'- | कुण्डानि। “कुण्डम्‌' का अर्थ है-पानीसे भरा 
यह अकाश नपुंसकलिङ्ग “कुण्ड” शब्दका | हुआ गहरा गढ्ढा। यह नदी और तालाब आदिम 
अधमान्त एकवचनरूप है। इसके प्रथम दो विभि | होता है। मिट्टीके बड़े और गहरे पात्रविशेषको 
क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचनके रूप | भौ 'कुण्ड' कहते हैं। इसीको ध्यानमें रखकर 


प सा लिड पक शे कोक द कान कर का का है। जा तथका दूर कप एस प्रसार 
६-६ जया जाये जागा: । २. भागान जवे जया: ३. आफ ज्यम्‌ आला: । ४. जख श्‌ जार । ५. आप 
जधा जापः । ६ जकः जो: जाच > ऋ जाको: जादा, सम्बोधन है जै हे जया: ' जए 
जब्दका, स्वादि विधाया परे हों तो ' जरस्‌' आदेश होळ है। यह आदेश वैकल्पिक है । आह: 'जरा' का एक रूप तो 'जावा' की 
तरह ही होगा। औ, जस, आम्‌, शस, टा, के आदि विधियो क्रमशः" जरली, जरसः, अरसम्‌, जरसः, जरसा, जरसे इत्यादि 
दपक कप थी होगे। बाल, एडका खा आदते लेकर कोया शा का कप काव होण। ता कका 
कु - रा रव सा । सम्‌ र स । वो र सर्वस्वम्‌ कप होे। 
"ति स्थ शष सब जगह जक कच चे“ और 'अन्या' श रूप 'सरथा' को हए होगे। 
त-क शब्द किए भि करत सनक कप धान कालो है। जै "क विकि "वै दी 
कसी प्रकार अन्य पढ आदिकै एकवचन भौ। “बुद्ध कके कप =, बुढी, चक०,। बुद, पटो, बढि)! बसण, 
अुड्धिभ्याम, बुधिः । बुधै इतदि । "कि विधा दुद्‌, जुद्धी। इसर त "चति शब्दकै भी रूप हैर शब्दकी' | अजादि 
द आह हल है। कथ ल, ल, त अम्‌-क्ल एः वध 
पत" कप होता है। 'सु'का लोप हो जाता है क शका क व: ए नै शब्दका क-न नी गछ;। 
जैन, न, कही । दा न नरः नन्दीः । कद्‌, नीच नधः ध रा नघ भण 
जप, है जे है नची हे कक। का क र: सि सदः इ वौ का कप नी बह लेकर पु 
शतके रूप नोत्‌ ही ह "म त्का कणी: की कन: बदबू बी ब्रेक कप 
आवावत्‌। ‘भ; भच भुवः ताद । तिस्‌--१. छक । २. तिल: । ३. हृषिः । ४-५. तिसृध्यः। ६. तिसृणाम्‌ । ७. तिस, इसी 
प्रकार ' चतसू 'के रूप जानने चाहिये। "हि रब्यके सद्ग. दे. राप्यम्‌, दो: २ रूप होते हँ । ' कति'-- कति, कति, कतिभिः 
इताह भ, बर्ष, षः इल्ल। सर सयः र । सल हरी माह तए, मः इाि। 
अवका रू पोः गी गः । न्‌ गाची । गोष्‌ सोषि एता छः च दः दि । क वात, 
चाची वाच; इत्यादि। त्वक्‌ =' वाक्‌ 'के समान। "प्राची से लेकर “उदीची” तकके रूप -दीयत्‌। शरत्‌- शरद्‌ शरदी 
उत । एवि नि र्‌ि ल इ व श सस्त 
जायत्‌ सम्‌ शके समान। दृषत्‌ शके समत का ये या, कम्‌ थे खा: । यक दध्म इता वस्या: यासा, प्यम्‌ 
पति एक यो एल इललरि। ख तै ता इर ब ए समान। सी सके सकात। “बढ़, नदे 
सन तम युम्‌ सु पृ ता प्न द युल दु्भ्यन। म्भ तब पुवयोः 
पाकम्‌ ति नयो पु अ कके ई आकम्‌ यय्‌ मान्‌ आन्‌ असात्‌ मय आवाम्‌ अस्प 
ज, मद मग, अकम्‌ म इस कप है। “सील! टावल हो लो च से सोम । ना हो तो सीमा सौमन सीमा: एर! 
“वड्‌ शब्द-पक्ष पछ पाप: इत्यादि। “राका' जावत थ धुत धु इत्यादि॥ यु: पुरी युए इत्यादि। ' दिशा-- जावावत्‌। 'दिश' 
पाके. दिह दिए दिशी दितः रू £ की: ती भिर एल "बिक - नी म्‌! सबदके-का के का: एर 

हणे इन इक श "दिक्‌ सक खाद, तही ठर: इत्यदि। अद्‌ असी अम 
अू। अम्‌ अन्‌ अकू। अपु एल 


«अध्याय ३५१० 


७४५ 


कुण्डभर दूध देनेवाली गायको “कुण्डोप्ती” 
'कहते हँ।'सर्वम्‌'--यह “सर्व” शब्दका एकवचनान्त 
रूप है, इसका अर्थ हैं सम्पूर्ण या सब। इसके 
धमा और वतीया विभक्तियोंमें नपुँसकलिङ्ग- 
सम्बन्धी रूप इस प्रकार होते हैं-सरवम्‌ सर्वे 
सर्वाणि। शेष पुँझिङ्गवत्‌। !--सोम पान 
'करनेवाला कुल (ब्राहंणकुल या देवकुल)। 
इसके भी प्रथम दो विभक्तियोंमें सोमपम्‌ | 
सोमपे सोमपानि इत्यादि रूप होंगे। शेष पुन 
रामवत्‌। 'दधि' और 'वारि' शब्द क्रमश: दही 
और जलके वाचक हैं। ये नित्य नपुंसकलिङ्ग 
हैं। अत: इनके सम्पूर्ण रूप यहाँ उद्धृत किये 
जाते हैं। प्र०, द्विश विधक्तियमे-दधि दधिनी 
दधीनि। तृ०-दध्ता, दधिभ्याम्‌, दधिभिः। 
च०-दष्मे दथिभ्यामू दक्षिभ्य:। पं०-दष्त: 
दपरिध्याम्‌ दधिध्य:। डष्लोः, 
'दषाम्‌ स०--दब्ति-दर्धनि, घणः, दधिु। वारि 
शब्दके सातो विभक्तियोके रूप इस 
प्रकार जानने चाहिवे--१,२--बारि वारिणी 
खारीणि। ३--यारिणा वारिध्याम्‌ यारिभिः। 
४-वारिणे वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः। ५-वारिणः 
जारिभ्याम्‌ जारिभ्य:। ६--बारिण: वारिणोः 
'चारीणाप्‌।७--वारिणि, वारिणोः, वारिषु। 'खालपु” 
का अर्थ है-खलिहानको स्वच्छ करनेवाला 
साधन, 'खुरपा' आदि। इसके रूप विशेष्यके 
अनुसार स्त्रीलिङ्ग और पुँलिङ्गमे भी होते हैं। 
यहाँ नपुँसकलिङ्गमे इसके रूप उद्धत किये 
जाते हैं। १,२-खलपु खलपुनी खलपूनि। 
३-खलप्वा, खलपुना खलपूथ्याम्‌ खलपूिः। 
४-खलप्वे-खलपुने खलपूष्याम्‌ खलपूष्यः 


वाचक है। इसके रूप इस प्रकार जानने 
चाहिये-१,२-अधु मधुनी मधूनि। ३--मधुना 
मधुभ्याम्‌ मधुधिः। ४-मधुने भधुभ्याम्‌ 
अधुध्य:। ५-मधुनः मधुभ्याम्‌ मधुभ्यः। 
६-मधुनः मधुनोः मधूनाम्‌। ७-सधुनि 
अथुनो: मथुषु। सं हे मधो, हे मधु हे मधुनी 
हे मधूनि!। 'त्रपु' शब्द रागाका वाचक है। 
इसके प्रथम दो विभक्तियोंके रूप इस प्रकार 
हैं-अपु, अपुणी, त्पूणि। शेष मधुवत्‌। 'कर्तृ" 
(करनेवाला), ' धतँ' (भरण-पोषण करनेवाला), 
“अतिभ (भर्ताको भी अतिक्रमण करोवाला 
कुल)--इन तौनों शब्दके प्रथमा और द्वितीया 
विभक्तियोमि रूप क्रमशः इस प्रकार हैं 
कर करणी कुणि। भ भर्ती भतृणि। अतिभं 

अतिभ्ण। तृतीया आदि विभक्तियोमें 
जो अजादि प्रत्यय हैं, उनमें दो-दो रूप होंगे। 
चधा--कर्शा, कर्तुणा। भ्र, भर्तृणा। अतिभा, 
अतिभर्तृणा इत्यादि । 'पयस्‌' शब्द जलका वाचक 
है। इसके रूप इस प्रकार है-१,२--पयः पयसी 
यांसि। तृतीया आदियें पयसा पयोभ्याम्‌ पयोभिः 
इत्यादि। 'पुरस्‌' शब्द सकरान्त अब्यय है। इसका 
अर्थ है-पहले या आगे। अब्यय शन्दोंका कोई 


[' | रूप नहीं चलता; क्योंकि 'अव्यय'का यह लक्षण 


है-॥ २०४ 
सदतं रषु लिङ्गे स्वसु च सिभक्तियु। 
चने च सव्र ब्वेति तदव्ययप्‌ ॥ 

प्राक्‌ (पूर्व), प्रत्यक्‌ (अंदर या पश्चिम), 
तिक्‌ (तिरछौ दिशाको ओर चलनेवाले 
पशु-पक्षी आदि), उदक (उत्तर--इन शब्दके 
प्रथम दो विभक्तियोंमें रूप इस प्रकार जानने 


इत्यादि। 'मधु' शब्द शहद और मदिरका 


चाहिवे। प्राक्‌ प्राची प्राक्षि। प्रत्यक प्रतीची 


उड 


प्रत्यक्षि। तिर्यक्‌ तिरक्षी तिर्याश्लि। उदक्‌ उदीची 
उदश्चि इत्यादि। ये गत्वर्थक ' अञ्च्‌'के रूप हैं, 
पूजा-अर्थमें प्रयु 'अञ्च"के-प्राङ्‌ प्राञ्ची 
प्राक्षि। प्रत्यङ्‌ परतश्च प्रत्यक्षि। उदङ्‌ उदझी 
उदाखचि। त्य्‌ तिर्यज्ली तियज्ञ। इत्यादि रूप 
होते हैं। 'जगत्‌' शब्द संसारका वाचक है! 
इसके रूप हैं--जगत्‌ जगती जगन्ति इत्यादि ।| 
"जाग्रत्‌' शब्दका अर्थ है-सजग रहनेवाला। 
इसके रूप हैं--जाग्रत्‌ जाग्रती जाग्रन्ति, जाग्रति 
इत्यादि। 'शकृत्‌' शब्द मल या विहाका वाचक 
है। इसके रूप शकृत्‌, शकृती, शकृन्ति, 
शाकानि इत्यादि। तृतीया आदिमे शकरा, शकृता 
इत्यादि। जिस कुलमें बहुत अच्छी सम्पत्ति 
है, उसको 'ुसमयत' कहते हैं। सुसम्पत्‌के प्रथम 
दो विभक्तियोंमें इस प्रकार रूप होते है- 
'सुसम्पत, सुसम्पद्‌, सुसम्पदी, सुसम्पन्ति, इत्यादि। 
सुन्दर दण्डियोंसे युक्त मन्दिर या आयतनको 
“सुदण्डि' कहते हैं। 'सुदण्डिन्‌" शब्दके रूप 
इस प्रकार जानने चाहिये--सुदण्डि सुदण्डनी 
सुदण्डीनि। शेष रूप पुँझिङ्गवत्‌ होते हैं। 
“इह' शब्द अव्यय है। 'अहन्‌' शब्द दिनका 
वाचक है। इसके प्रथम दो विधियों रूप 
इस प्रकार जानने चाहिये--अहः अहनी, अही, 
अहानि। 'किम्‌' प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके 
रूप तीनों लिङ्गं होते हैं। नपुंसकलिब्रमें 
प्रथमा और द्वितीया विभकियोमें “किम्‌ के 
'कानि--ये रूप होते हैं। शेष रूप पुँलिङ्ग 
“सर्व शब्दके समान हैं। 'इदम्‌'का अर्थ है-- 
यह। इसके नपुंसकलिङ्गे इदम्‌ इमे इमानि-- 


थे रूप होते हैं। तृतीया आदि विभक्तिं 
फँङ्गवत्‌ रूप जानने चाहिये॥ २१॥ 

“घ शब्द संख्या छःका वाचक और बहुवचनान्त 
है। इसके ठोनों लिङ्गं समान रूप होते हैं। 
१,२-बद्‌। ३-षद्भिः। ४-५-षदभ्यः। 
६-षण्णाम्‌। ७-षद्सु 'सर्पिद' शब्द घीका 
वाचक है। इसके रूप इस प्रकार जानने चाहिये-- 
सर्पः सर्पिणी सपीचि । सर्पिषा सर्प्यां सर्पिः 
उत्यादि। 'श्रेयस्‌' शब्द कल्याणका वाचक, है। 
उसके रूप--श्रेथ: अ्ेयसी श्रेयांसि इत्यादि हैं। 
ठृतोया आदिमे 'पयस्‌' शब्दके समान इसके रूप 
जानने चाहिये। संख्या चारका याचक 'चतुर' 
शब्द नित्य बहुवचनान्त है। नपुंसकलिङ्गे इसके 
कूप इस प्रकार हैं-१,२-चत्वारि। ३--चतु्ि:। 
४, ५=चतुर््यः । ६--चतु्णाम्‌। ७--चतुर्षु।' अदस' 
शब्द 'यह', “वह'का वाचक सर्वनाम 
है। जपुंसकमे प्रथम दो विभक्तियोंमें इसके 
रूप अदः अमू अमूनि’ होते हैं। शेष रूप 
सुँकङ्गवत्‌ जानने चाहिये। इनसे भिन्न जो दूसरे- 
दूसरे शब्द हैं, उनके रूप भी इन पूर्वकधित 
शब्दके ही समान हैं। इन शब्दोंकी प्रातिपदिक” 
संज्ञा कही गयी है। प्रातिपदिकसे परे प्रथमा 
आदि विभक्तियाँ होती हैं। जो धातु, प्रत्यय 
और प्रत्ययान्तसे रहित अर्थवान्‌ शब्द है। 
उसको "प्रातिपदिक' कहते हैं। प्रातिपदिकसे 
्रतिषदिकार्थ, लिङ्गमात्राधिक्य और वचनमात्रका 
जोध करानेके लिये प्रथमा" विभक्ति होती 
है॥२२-२३॥ 

सम्बोधनमें तथा उक्त कर्म और कर्तामे भी 


ज लहत (अन्य) और निय लिङ्गले ब्द है, काक के उदाहरण है। यका उ, मचः, कृष्ण, 
क, आलम इतपादि। जो अनि लिङ्गचाले रू्द है, वे 'किङजसाशधिकय के उदाहरण है । थधा--खट, ठी, ठटम्‌पत्यादि। “वचन, 
कते है--संयाको । उसके उदाहरण एक, दी, बहन: इत्यादि हँ। 


० अध्याय ३५१ * 


प्रथमा विभक्तिका प्रयोग होता है। जो किया 
जाता है, उसकी 'कर्म" संज्ञा है। कर्ममें द्वितोया' 
विभक्ति होती है। जिसकी सहायतासे कर्म 
जाता है, उसको 'करण' कहते हैं तथा जो कार्य 


करता है, उसे 'कर्ता' कहते हैं। तिङ्‌ कृत्‌, | ड्विजातय: 


तद्धित प्रत्ययों और समाससे अनुक्त कर्तामें और 
करणें भी तृतीया' विभक्ति होती है। किसी भी 
'कारकके रहते हुए कर्तामे भी तृतीया होती है। 
यधा--'़ज नेतव्या गाव: कृषणन।' [यहं कृत्यानां 
कर्तरिवा।'--इस सूत (२।३।७१) के अभिप्रायका 
'उपजीव्यभाव लक्षित होता है।] सम्प्रदान्े चतुर्थी" 
विभक्ति होती है। जिसको कुछ देनेकी इच्छा हो, 
उसे 'समादान' कहा गया है। जिससे कोई पृषक्‌ 
होता हो, जिससे कुछ लेता या ग्रहण करता हो 
तथा जिससे भयकी प्राति होती हो, उसकी 
“अपादान' संज्ञा होती है। अपादानमें पञ्चमी" 
विभक्ति होती है। जहाँ स्व-स्वामिभाव या जन्य- 
जनकभाव आदि सम्बन्धका योध होता हो, वहाँ 
पह विभक्तिका प्रयोग होता है। जो आधार हो, 
उसकी ' अधिकरण' संज्ञा होती है।' अधिकरण'में 
सपमी विभक्तिका प्रयोग होता है। जहाँ एकार्थ 
विवक्षित हो, वहाँ एकवचन और जहाँ द्वित्व 


विवक्षित हो, वहाँ द्विवचनका प्रयोग करना 
_चाहिये। बहुत्वकी विवक्षा होनेपर बहुवचनका 
वोग होता है। अब शब्दोंके सिद्ध रूप बताता 
हुः, सूर्य, अम्बुवाहः, अर्कः, हे खे! हे 


२४-२९॥ 

चिपरी (विप्र«प० द्वि०), गजान्‌ (गज+ दिण 
बहुः), महेन्दरेण (महेन्द्रगत० एकऽ), यमाभ्याम्‌ 
(यम-+तृ० द्वि), अनिलैः (अनिल+तृ० बहु०), 
कृतम्‌ (कृत नपुंसकलिङ्ग परथमा-एकवचन), शमाय 
(राम+च० एकऽ), मुनिवर्याभ्याम्‌ (मुनिवर्य+च० 
हविं), केभ्यः (किम्‌+च बहुः), धर्मात्‌ (धर्म+पं० 
एक» ), हरी (हरि+सस० एक०), रतिः (रति*प्र० 
एकः), शराध्याम्‌ (शर*पक्ष० दिश), पुस्तकेभ्यः 
(पुस्तक+पक्० बहुः), अर्थस्य (अर्थ, पढी एक०), 
ईश्वस्यो: (ईशवर-षछै द्वि०), गति! (गति« प्र» एक०), 
बालानाम्‌ (बाल, षछौ बहु), सजने (सजान,सप० 
एक०), प्रीतिः (प्रीति*प्र० एक०), हंसयो: 
(हसः वि), कमलेषु (कमल, सत» बहु), 
बालकोंकी सखनमैँ प्रीति होती है और हंसके 
जोड़ेकी कमलॉमें-यह इकतीसवें श्लोकके 
उतता्धका वाक्यार्थ हैं ॥ ३०-३१॥ 

विवक्षित हो, वहाँ एकवचन और जहाँ द्वित्व इसी प्रकार “काम', “महेश” आदि शब्द 


अहः और अर्द:-पतको त र आ और अ शब्दका रण एकवचन रूप सम्झना खहिये।'बृध' और 'सूरष 


उदका अर्घ स्विदि है। 'अप्युवाह” और अ” हे क्रमश: मेष और सके खाचक हैं हे रब 


त शब्दका 


[सोध्न एकयचत रूप है । है खः! “दिखा का सोव दा महयन है । एवि सपा 
एस "दिति शब्द हाण, इतिय और बैकव-इन तीनाका वाचक है। 

९, एल दो शोको जो सब्द आये ह, उनका पृक अर्ध इस रर जानका चाहिने । वि्री-हो जाइ । गजान्‌-हाथियोंको । 
सरेजेज-हेदले। पन्नो से । आतके । क्‌ि गस शमाव- शयके लि मनिमद मुनिवरो 
'शिये। केध्य:-किनके लिये। रमा धर्मले हनि अनुग र्ट बोले । पुस कोस अर्थस्व- अर्का । 
द ईखतेको। गतिः चालालाम्‌-कलकॉको। सेलु ति परे । हंसवो:- दो हलाको । कमलेद-कमलप। 


“नक्ष शब्दके समान जानने चाहिये। 'सर्वे', 
'िश्चे-इन दोनोंका अर्थ है--सब। ये प्रथमा 
विभक्तिके बहुवचनान्तरूप हैं। सर्वस, सर्वस्मात्‌ 
ये “सर्व” शब्दके क्रमशः चतुर्थी और पञ्चमी 
विभक्तिके एकवचनान्त रूप हैं। कतरो मतः दमस 
कौन अभिमत है? यहाँ “कतर' शब्दका प्रथमा 
एकवचनान्त सिद्ध रूप दिया गया है। 'कतर" 
शब्द सर्वनाम है और 'सर्व' शब्दको भाँति 
उसका रूप चलता है। सर्वेषाप्‌ (सर्व, ही» 
(बहुः), स्वं च ('स्व' शब्द भी सर्वनाम है। अतः 
इसका रूप भी सर्ववत्‌ समझना चाहिये।) 
विश्वस्मिन्‌ (विश्व“सत० एक०)--इन शब्दोके 
शेष रूप “सर्व' शब्दके समान हैं। इसी प्रकार 
उभय, कतए, कतम और अन्यतर आदि शब्दोंके 
रूप होते हैं। पूरे, पूर्वा:--ये 'पूर्व' शब्दके 
प्रथमान्त बहुवचन रूप हैं। प्रथमान्त बहुवचमें 
पूर्वादि शब्दोंको विकल्पसे सर्वनाम माना जाता 
है। सर्वनाम-पक्षपे 'पूर्वे' और स्वनामाधव-पक्में 
“पूरा रूपकी सिद्धि होती है। पूरै (पूर्व 
एक»), 'पूर्वस्यात्‌ सुसघागतः'-पूर्वले आया। 
यहाँ 'पूरव' शब्दका पञ्चमी विभक्ियें एकवचनान्त 
रूप प्रयुक्त हुआ है। "प बुद्दि पूर्वस्मिन्‌ 
पूर्वमे बुद्धि। यहाँ “पूर्व” शब्दका समीके एक 
चमे रपट प्रयुक्त हुआ है। 'पूर्व' आदि नौ 
शब्दोंसे पञ्चमी और समीके एकवचनमे “डसि 
और डि" के स्थानों 'स्पात्‌' और "स्मिन्‌ 
आदेश विकल्यसे होते हैं। उनके होनेपर पूर्वस्मात्‌ 
और पूर्वस्मन्‌ रूप बनते हैं और न होनेपर “राम” 
शब्दकी भाँति 'पूर्वात्‌" और "प्व रूप होते हैं। 
शेष रूप स्ववत्‌ जानने चाहिये। इसो प्रकार पर, 
अवर, दक्षिण, उत्तर, अन्तर, अपर, अधर और 
नेम शब्दोंक भी रूप जानने चाहिये। प्रथमे, 
प्रथमाः --ये 'प्रथम' शब्दके बहुवचनान्त रूप हैं। 


इनके शेष रूप “अर्क' शब्दके समान जानने 


चाहिये। इसी तरह “चरम' शब्द, तयप प्तय 
शब्द तथा अल्प, 'अर्थ! और “नेम! आदि 
शब्दके भी रूप होते हैं। यहाँ अन्तर इतना ही 
है कि “चर्म! और “कतिपय' आदि शब्दोंके शेष 
रूप 'प्रथम' शब्दके समान होंगे और “नेम! आदि 
शब्दोंके शेष रूप सर्ववत्‌ होंगे। जिसके अनाम 
*स्ीब' लगा है, उन 'द्वितीय' और 'तृतीय' 
शब्देकि चतुर्थ, पञ्चमी और सपमी विभक्तियोमें 
एकवचनान्त रूप विकल्पसे सर्ववत्‌ होते हैं। 
जैसे-( चतुर्थी) द्वितीयस्मै,दवितीयाय। (पञ्चमी) 
दितीयस्मात्‌, द्वितीयात्‌। (सभी) द्वितीयस्मिन, 
डितीवे। 

इसी प्रकार 'कृतीय' शब्दे भी रूप होंगे। 
इन दोनों शब्दके शेष रूप ' अर्क ' शब्दके समान 
होते हैं॥ ३२-३६६॥ 

अब ' सोमपा” शब्दके सिद्ध रूप क्रमश: दिये 
जाते है 

१- सोमपाः, सोमपौ, सोपः । २-सोमपाम्‌, 


६--सोमपः, सोमपोः, सोमपाम्‌। ७--सोमपि, 
सोमपोः, सोमपासु। (यहाँ ज्ञेयौ, ब्रज, हद और 
कुलम्‌-ये पद पादपूर्तिमात्रके लिये दिये गये हैं। 
यहाँ प्रकृतमें इनका कोई उपयोग नहीं है।) 
"सोमपा' शब्दके समान ही 'कीलालपा' आदि 
शब्दोंके रूप होंगे। अब कवि, अग्नि, अरि, हरि, 
सात्यकि, रवि, वहि--इन शब्दोके कतिपय सिद्ध 
रूप उद्धत किये जाते हैं। कविः (कवि+प्र० 
एकः), अग्नि: (अग्निशपर० एकऽ), अरयः 
(अरिशप्र० बहु०), हे कवे! (कवि+सम्बोधन 
-एक०), कविम्‌ (कविःद्रिश एक०), अग्नी 
(अग्निऽदविश विश), हरीन्‌ (हरिन्द्वि० बहुः), 
सात्यकिवा (सात्यकि+तृ० एक०), रविभ्याम्‌ 


= अध्याय ३५१० 


७४९ 


(रविभ्त० द्विश), रविभिः (रवि०+तृ० बहुः), 
“देहि बहयये यः समागत:--जो आया है उसे वहि 
(अग्नि)-को समर्पित कर दो।' बहये (वहि+च० 
एक), अगेः (अग्नि*षष्ठी एक»), आगन्योः 
(अग्निः द्वि०), आननाम्‌ (अग्निष बहु०), 
कब (कवि*स्० एक), कव्योः (कवि«सत० 
द्वि०), कविषु (कवि+सप्तः बहु०) ॥ ३७-४० ॥ 

इसी प्रकार सुसृति, अध्ानति, सुकी्वि और 
सुधृति आदि शब्दके रूप जानने चाहिये। यहाँ 
इन सबका प्रथमाका एकवचनान्त रूप दिया गया 
है। यधा-सुसृतिः, अरनिः, सुकीर्तिः, सुधृति:। 
अब 'सखि' शब्दके रूप दिये जाते है-१- 
'सखा, सखायौ, सखाय: । हे सखे! सत्पतिं द्ज। 
(हे भित्र! तुम अच्छे स्वामीके पास जाओ।) 'हे 
सखे' यह सखि शब्दका सम्बोधनमें एकवचनान्त 
रूप है। २-सखायम, सखायौ, सखीन्‌। ३- 
सख्या आगतः (मित्रके साथ आया) । ४-सख्ये 
दद (मित्रको दो) । ५-सख्यः। ६-सख्युः, सख्योः, 
'सखीनाम्‌। ७- सख्यौ, सख्योः, सखिषु । शेष रूप 
“कथि' शब्दके समान जानने चाहिये। पत्या 
(पति+तृ० एकऽ), पत्ये (पति*च० एकः), 
पत्युः (पति+पञ्च० एकऽ), पत्युः (पति+पष्ठी 
'एक०), पतयः (पति, दिश), पतव (पति«्सत० 
एक) । 'पति' शब्दके शेष रूप * अग्नि’ शब्दके 
समान जानने चाहिये। (यदि “पति' शब्द समासमें 
आबद्ध हो तो उसके सम्पूर्ण रूप 'कवि' शब्दके 
समान ही होंगे।) अब 'द्वि' शब्दके पिङ्ग रूप 
दिये जाते हैं, यह नित्य ट्विवचनान्त है। १, २-- 
छौँ। ३, ४, ५-द्वाभ्याप्‌। ६, ७-ड्यो:। यह दो 
संख्याका वाचक है॥४१--४३॥ 

अब संख्या तीनके वाचक नित्य बहुवचनान्त 


२-जीन्‌। ३-त्रिधि:। ४, ५-तिध्य:। ६-जयाणाम। 
3-त्रिपु।-ये क्रमश: सात विभक्तियोंके रूप हैं। 
अब 'कति' शब्दके रूप दिये जाते है-१-कति। 
२-कति। शेष रूप कचि’ शब्दके समान होते 
है।यह तिय बहुवचनान्त शब्द है। अब 'नेता 'के 
अर्थे प्रयुक्त होनेवाले “जी” शब्दके रूप उद्धत 
किये जाते हँ--१-नीः, नियौ, ियः। सम्योधन-- 
है नोः, हे नियौ, हे नियः। २-नियम्‌, नियौ, 
लियः॥ ३-निया, नौभ्याम्‌, ,नौभिः। ४-निये, 
ष्याम्‌, चभ्य:। ५-नियः, चीध्याम, नीभ्य:। 
६-नियः, नियोः, नियाम्‌। ७-निि*, नियो; 
जीषु। सुशी: (सु्रीशपर एक०)। इसी तरह 
शब्दोंके रूप जानने चाहिये। 
रमणी; पूजयेद्धरिम्‌ गाँवका मुखिया श्रीहरिका 
पूजन करे। “ग्राणणी' शब्दके रूप इस प्रकार 
है-₹-जामणी:, ग्रामण्यौ, ग्रामण्यः । २-्रापण्यम, 
मण्य, ग्रामण्य:। ३-ग्रामण्या, ग्रामणीभ्याम्‌, 


आपणीभ्य:। ६-प्रामण्य:, ग्रामण्यो:, ग्रामण्याम्‌। 
रणयोः, ग्रामणीषु। इसी तरह 
'सेनानी' आदि शब्दोंके रूप जानने चाहिये। 
'सुधू' शब्दके रूप सुभूः सुभुवौ इत्यादि हैं। 


'स्वयम्धुवि'। शेष 'सुधू' शब्दके समान। इसी 
रह 'प्रतिभू' आदि शब्दके रूप जानने चाहिये। 
*खलपू' शब्दके रूप-खलपु, खलप्बी, खल्पवः। 
खलप्वम्‌ इत्यादि हैं। समीके एकवचने 
“खल्व ' यह रूप होता है। इसी प्रकार"शरपू' 


पुँझिङ्ग 'त्रि' शब्दके रूप दिवे जाते हं_₹-जयः। | आदि शब्दोंके रूप जानने चाहिये। 'क्रोष्ठ' 
2 याभिलोय व्याकरणके अतुलार "यो" शा सी विके एकवादनम्‌ रूप होता है। कोम्या 
"ि--यह रूप उपलब्ध होता है। अः इस अंडर इन दो व्याकाणोका अनार सुट पटिगोचर होता है। 


शब्दके क्रमशः पाँच रूप इस प्रकार होते हैं 
कोष्ट, क्रौष्टरी, क्रोष्टर:। क्रोष्टारम, कोष्टारौ। 
द्वितीयके बहवचनम “क्रोष्टर--यह रूप बनता 
है। तृतीया आदिके स्वरादि प्रत्यवॉमें दो-दो रूप 
चलते हैं। एक 'क्रोह' शब्दके, दूसरे 'क्रोष्ट" 
शब्दके। यधा--क्रोहुना कोष्ट, कोठे ष्टे, 
कष्टः क्रोष्टः इत्यादि। पष्ठीके बहुवचने 
'क्रोडनाम्‌'--यह एक हो रूप होता है । सप्तके 
एकवचनमे ष्ट, ओोष्टरि--ये रूप होते हैं 
'हलादि विभक्तियोंमें इसके रूप 'शम्भु' आदि 
शब्दके समान होते हैं। 'पितृ' शब्दके रूप- 
१-पिता, पितत, पितरः। सम्बोधनमे-हे घितः। 
है पितरौ! हे पितरः!। २-पितरम्‌, पितर, पितृत्‌। 
३-पित्रा, पितृभ्याम्‌, पितृभिः । ४-पित्रे, पितृभ्याम्‌, 
पितृध्यः । ५-पितुः, पितृभ्याम्‌, पितृभ्यः । ५-पितुः, 
पितृभ्याम्‌, पितृभ्यः । ६-पितुः पित्रोः, पितृणाम्‌। 
७-पितरि, पित्रोः, पितृषु ॥ ४४--५०॥ 

इसी प्रकार 'भ्रात' और 'जामात्‌' आदि 
शब्दके रूप जानने चाहिये-१-भ्राता, भरातर, 
भातरः। जामाता, जामातरी, जामातरः इत्यादि || 
“न शब्दके रूप 'पितृ' शब्दके समान होते हैं। 
केवल षष्टीक बहुवचनमें उसके नृणाम्‌, तृणाम-- 
ये दो रूप होते हैं। 'कतूँ' शब्दे प्रारम्भिक पाँच 
रूप इस प्रकार होते हँ--कत्ता, कर्तारी, कर्लार:। 
कर्तारम, क्ता द्वितीयाके बहुबचनमें करत, 
के बहुवचने कर्जणाम्‌ और सममीके एकवचनपें 
कर्तरि रूप होते हैं। शेष रूप “पितृ शब्दके समान 
जानने चाहिये। इसी तरह उदू, स्वसृ और नत आदि | 
शब्दके रूप होते हैं। दाता दातार उद्घातार:। 
स्वसा', स्वसारौ, स्वसार:। नमा", नारी, नारः 


इत्यादि। शेष रूप “कर्तृ' शब्दके समान होते हैं। 
“स्वसः शब्दका द्वितीयाके बहवचनम 'स्वसू: रूप 
होता है। “सुँर”' शब्दके रूप इस प्रकार हैं -सुराः, 
सुरौ, सुरायः इत्यादि । ष्टके बहुवचनमें सुरायाम 
और सप्तमोके एकवचनमें सुराथि रूप होते हैं 
“शो” शब्दके रूप इस प्रकार होते हैं। ९-गौः* 
जावी, गावः। २-गाम्‌, गावौ, गाः। ३-गवा 
जोष्य गोभिः इत्यादि षष्ठी , गखाम्‌ 
सशमी-गवि, गवोः, गोषु। इसी प्रकार 'शौ' तथा 
“ग्लौ' शब्दोकि रूप जानने चाहिये। ये स्वरान्त 
शब्द पललङ्गमें नायक (प्रधान) हैं ॥ ५१-५३॥ 

अब हलन्त लिङ्ग शब्दके सिद्ध रूप बताये 
जाते हैं। 'सुवाच्‌' शब्दके रूप यों जानने 
_चाहिवे--१-सुवाक्‌ ', सुवाग्‌, सुवाचौ, सुवाचः 
२-सुवाचम्‌, सुवाचौ, सुवाचः। ३-सुवाचा, 
सुवाग्भ्याम्‌, सुदाग्भिः। इत्यादि। (सप० 
बहुवचनमे.-) सुवा्ु। इसी तरह 'दिश्‌' आदि 
शब्दकि रूप होते हैं। प्राच शब्दके रूप-१- 
ग, प्रा, प्राकः। २-भो: प्राञ्चं ज (हे 
भाई! तुम प्राचीन महापुरुषाँकै पथपर चलो), 
यहाँ प्राहम्‌" यह द्वितीया विभक्तिका एकवचनान्त 
रूप है। ३-प्राचा, प्रयाम, प्रा्भिः। पीके 
बहुबचनमें 'प्राचाम्‌' रूप होता है। सपमे 
'एकवचनमें "प्राचि' द्विवचनमें 'प्राचोः' और 
जहुबचतमें 'प्राकष'। पूजार्थक 'प्राक्र' शब्दके 
समीके बहुवचनमे 'प्राङ्यु' 'प्राइशु'। इसी प्रकार 
उदञ्च, सम्यञ्च और प्रत्यञ्च शब्दके भी रूप 
होते हैं। यया-“उदङ्‌ “, उदञ्चौ उदञ्चः इत्यादि 
स्त्रीलिङ्गे उदीची '। सम्यङ्‌" सम्यञ्चौ, सम्यञ्चः 
स््रीलिङ्गमे समीची "प्रत्यङ्‌ प्रत्यञ्चौ, प्रत्यक्ष: 


घ दा चणक न, जो खम मेका उच कान करल है। २ जहित। 3. की ४. उप लशल सम 
५ गाय-यैल। ६, उह यका ७. पूर्वक वि्‌ या महालया। ८, ऊपर उठनेवाला। ९. उच दर । १०. उम आचरणवाला। १९ 


सणी । १२. अनासुख। 


+ अध्याय ३०१० 


स्तरीलिङ्गमें प्रतीची'। इन सभी शब्दोंके 'शस्‌' 
आदि विभक्तियोंमें इस तरह रूप जानने चाहिवे-- 
उदीचः उदीचा। समीचः, समीचा। प्रतीचः, प्रतीचा 
इत्यादि। तिर्यङ' तिरश्ः। सम्यङ, सकचीचः। 
विशय विश्वद्वीच: इत्यादि रूप भी पूर्ववत्‌ 
बनते हँ।' अमुम्‌ अञ्चति'--इस विरहे अमुमुयङ्‌ ", 
अदपुयक्‌ अददे तीन रूप प्रथमा विभक्तिके 
एकवचनगे होते हँ। प्रथमाके बहुवचनमें ' अचः" 
रूप होता हैं और ट्रितीयाके बहुवचनमेँ अमुमुईच: 
तथा अमुङ्ढीच:--ये रूप होते हैं। 'ध्याम्‌' 
विभक्तिमें पूर्ववत्‌ 'अदष्पर्भ्याम्‌' रूपकी सिद्धि 
होती है। 'तत्वतृष्‌' शब्दके रूप इस प्रकार होते 
हैं--१-तस्वतृद *-तत्थतृइ, तत्वतृषी, तस्वतृषः 
इत्यादि। तृतीया आदिके द्विवचनमें तस्वतृशडभ्याम्‌। 
'तत्चतृदध्या समागतः --“वह तत्वज्ञानको 
पिपासावाले दो व्यक्तियोके साथ आया।' 
सप्तमीके एकवाचनमं तत्त्वतृषि और बहुवचनमें 
ततद ये रूप होते हं इसी तरह “कातड 
आदि रूप होते हैं। यथा-काह़तद, काहतड, 
'काए्तक्षौ, काष्ठतक्षः इत्यादि । ' भिषज्‌' शब्दके 
रूप 'भिषक्‌ *, भिषग्‌-भिषजौ, भिषजः इत्यादि 
होते हैं। तृतीयाके द्विवचतमें ' भिषन्भ्याम्‌' और 


सप्तमीके एकवचनमें 'भिषजि' रूप होते हैं। इसी | 'राजनि' 


प्रकार 'जन्यभाक्‌' आदि भी जानने चाहिये। 
यथा-जन्भाक्‌“, जन्मभाग, जन्मभाजौ, 
जन्मभाजः इत्यादि। 'यरुत्‌' शब्दके रूप इस 
प्रकार जाने-मरुत्‌', मरुद्‌ मरुतौ मरतः 
द्यम मरुति इत्यादि । इसी प्रकार 'शब्ुजित' 
आदि शब्दोंके भी रूप होते हैं। पूजनीय व्यक्तिके 


लिये प्रयुक्त होनेवाले 'भवत्‌' शब्दके रूप इस 
प्रकार हैं-भवान्‌", भवन्ती, भवन्तः इत्यादि। 
ठीके बहुवचनमें'भवताम्‌'--यह रूप होता है। 
*भू' धातुसे बननेवाले 'शतृ' प्रत्ययान्त ' भवत्‌' 
शब्दके रूप इस प्रकार होते हैं--भवन्‌ ", भवन्त 
भवन्तः इत्यादि। स्त्रीलिङ्गमे “भवन्ती ' रूप 
होता है। 

“महत्‌' शब्दके रूप--महान्‌", महान्तौ, 


| महान्तः । महती, इत्यादि । ' भगवत्‌' आदि शब्दोंके 


रूप 'भवत्‌' शब्दकी तरह--भगवान्‌ ` भगवन्तौ 
भगवन्तः इत्यादि होते हैं। इसी प्रकार 'मघवत्‌' 
शब्दके रूप जानने चाहिये। यधा--मधवान्‌ "५, 
मघवती मधनः इत्यादि । 'अग्निचित्‌' शब्दके 
रूप-अग्निचित्‌-द्‌ ", अग्निचिती, अग्निचितः 
इत्याद होते हैं। स्मीके एकवचनणे ' अश्लिचिति' 
और बहुवचने 'अग्निचित्सु '-ये रूप होते हैं। 
इसी प्रकार अन्यान्य "तत्वत" 'वेदवित्‌' 
तथा स्वित्‌" शब्देकि रूप होते हैं॥ ५४-६१॥ 

“राजन्‌' रब्दके सिद्ध रूप इस प्रकार जानने 
चाहिये। यधा--१-राजा, राजानौ, राजान;। २- 
राजानम्‌ राजानी राज; । ३-राज़ा राजभ्याम्‌ राजभिः 
इत्यादि। समीके एकवचनमे 'राख्ि' और 
"ये दो रूप होते हैं। सम्बोधनमें-है 
राजन! इत्यादि ।' घन्चन्‌' शब्दके--यज्वा " यज्वानौ 
चच्चानः इत्यादि रूप होते हैं। 'करिन्‌' और 
*दण्डिन्‌' इत्यादि इम्न्त शब्दके रूप इस प्रकार 
होते है--करी " करिणी करिण: । दण्डी दण्डिनौ 
दण्डः इत्यादि। 'पशिन्‌' शब्दके सिदध रूप यों 
है-१-फ्था: पन्थानौ पन्थान:। २-पन्थानम्‌ 


(पप हि २. हिराको ओर जका फट पछे आट) ३. सण ४ उसको ओर आेजाला। ५. तलबले 
(लिये प्यास रहनेवाला। ६. काठ काटनेकला॥ ७. वै या चिकित्सक । ८. जन्यधारी। ९. का १०. शुविजकी। ११. आए। १२. 
होला हुआ। ३३. होती हुई। १४. बढ़. श्र) ९५. छः प्रकारके मूत देखे सम्पन्न परमाल्‍य। १६. इन्। १७, अफ्रिका चयन 
'कालेकाला। १८. तत्वज! १९. बेदबेख। २०. सर्छ २९- कन २२. ही २३. दषा ससो २४. मार्ग) 


पन्थानौ पथः। ३-पथा पथिभ्याम्‌ पशिधि:-- 
इत्यादि। सपतमीके एकवचनमेँ "पथि' रूप होता 
है। इसी प्रकार 'मथिन्‌' शब्दका भी रूप जानना 
चाहिये। यथा-मन्ाः', मन्धानौ, मन्धान:, इत्यादि। 
ऋभुक्षाः, ऋभुक्षाणौ, ऋभुक्षाण:--इत्वादि। 
पथ्यदिमे पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋभुक्षत्‌-ये तीन 
शब्द आते हैं। पाँच संख्याका वाचक 'पञ्चन्‌" 
शब्द नित्य बहुवचनान्त है । उसके रूप इस प्रकार 
होते हँ-१-२-पञ्च', ३-पञ्चभिः, ४-५-पञ्चभ्यः, 
६-पश्षानाप, ७-पञ्चसु। 'प्रतान्‌"” शब्दके रूप- 
प्रतान, प्रतानौ, प्रतानः, इत्यादि हैं। तृतीया आदिके 
द्विवचनमें 'प्रतान्थ्या' रूप होता है। सम्बोधनमें 
“ह परतान्‌! '। 'सुशर्भन्‌' शब्दके रूप-सुशर्मा" 
सुशर्माण, सुशमाणः। इत्यदि हैं। शस्‌, डसि, 
'इस्‌--इन विधिये ' सुशमंणः' रूप होता है। 
अपू शब्द नित्यवहुवचनान्त और स्त्रीलिङ्ग है। 
इसके रूप यों जानने चाहिये-१-आपः*। 
२-अपः। ३-अद्भिः। ४-५अद्भयः। ६-अपाम्‌। 
७-अपु। 'प्रशाम्‌' शब्दके रूप प्रशान्‌, प्रशामी, 
प्रशामः इत्यादि हैं। सलमीके एकवचनमे 'प्रशामि' 
रूप होता है। 'किम्‌' शब्दके रूप-१-कः<, 
कौ, के। २-कप्‌, कौ, कान्‌ ३-केन, काभ्याम्‌, 
कैः--इत्थादि। सपमी बहुवचनमें-केषु। शेष 
रूप सर्ववत्‌ होते हैं। 'इदम्‌' शब्दके रूप इस 
प्रकार हैं-१-अयम्‌', इमी, इमे। २-इमम्‌, इमौ, 
इमान्‌। 'इमात्रय' (अर्थात्‌ इन्हें ले जाओ) ३- 
अनेन, आध्याम्‌, एभि:। ४-अस्वै, आभ्याम्‌, 
'एभ्यः। ५-अस्मात्‌, आभ्याम्‌, एभ्यः। ६-अस्य, 
अनयोः, एषाम्‌। ७-अस्मन्‌, अनयो, एषु 'चतुर्‌" 
शब्द नित्य बहुवचनान्त है। पुलिङ्ग इसके रूप 


खो होते हँ-१-चल्वार:", २-चतुरः।३-चतुर्षिः। 
५४-५- तुर्यः । ६-चतुणांम्‌। ७-चतुर्ष। जिसको 
वाणी अच्छो हो, वह पुरुष श्रेष्ठ माना जाता है। 
उसे 'सुगी:' कहते हैं। यह प्रथमाका एकवचन 
है।'सुमिर्‌' शब्दका सप्तमोके एकवचममें 'सुगिरि' 
रूप होता है। 'सुदिव्‌' शब्दके रूप इस प्रकार 
हैं-१-सुष्दौः", सुदिवौ, सुदिवः इत्यादि। तृतीया 
आदिके द्विबचनमें 'सधुधयाम्‌' रूप होता है। 
“विश शब्दके रूप--विट्विड्‌", विशौ, विशः। 
विड्भ्याम्‌ इत्यादि होते हैं। समीके बहुवचनमें 
“विद्सु' रूप होता है। “यादृश्‌' शब्दके रूप इस 
प्रकार हैं--यादुक-ग्‌", यादशी, यादृशः । यादृशा, 
चादृश्ध्याम्‌ इत्यादि । “ब्‌' शब्द नित्य बहुवचनान्त 
है। इसके रूप यों हैं--१-२-घद्‌ "-घड। ३- 
चड्भि: । ४-५-षड्भ्यः। ६-षण्णाम्‌। ७-षद्सु। 
“सुवचस्‌' शब्दके रूप इस प्रकार हैं-- १-सुबचा: ", 
सुवचसौ, सुवचसः। २-सुवचसम्‌, सुवचसौ, 
'सुवचसः । ३-सुवचसा, सुवचोध्याम, सुवचोभिः-- 
इत्यादि। सम्बोधनमे-हे सुवचः! 'ठशनस्‌' 
शब्दके रूप यों ह--१-डशना ", उशनसौ उशनसः 
है उशनः इत्यादि । समीके एकवचनमें ' उशनसि' 
रूप होता है। 'पुरुदंशस' और ' अनेहस्‌' शब्देकि 
रूप भी इसी प्रकार होते हैं। यथा--१-पुरुदेशा", 
'चुरुदेशसी, पुरुदेशस:। अनेहा “, अनेहसौ, अनेहसः 
इत्यादि विद्वस्‌ शब्दके रूप यों जानने चाहिये-- 
विद्वाच्‌ ",विद्वांसी, विवासः, हे विद्वन्‌ इत्यादि । 
“विद्वांस उत्ता:' (विद्वान्‌ पुरुष उत्तम होते हँ) । 
चतुर्थी विभकिके एकवचनमेँ 'विटुबे' रूप होता 
है। "विदुषे नमः' (विद्वानको नमस्कार है)। 
ढिवचनमेँ “बिद्वद्धणम्‌' और सतमीके बहुवचनमें 


(१, मथालो। २. इड्। ३, पोष) ४ अधिक विस्र केक । ५ उच क्सन युर। ६. जल) ५. अत जान । 2. कोन 
९. कह। १०. चार) ११. जब आकार स्वच्छ हो, बह समप। १२. वैस्य॥ १३. जैसा। १४ छ:। ९७. उत्तम सचन बोलनेवाला। 
(१८, साय ९७, अधिक डेसलेवाला। १८. काल या सम। १९ पह 


“वितु रूप होते हैं। "स विसु बभूविवान्‌' 
(वह विदानो प्रकट हुआ!) "बभूविबस्‌' शब्दके 
रूप इस प्रकार जानने चाहिये-अभूविवान्‌' 
अभूवियांसी, बभूविवांसः--इतयदि। इसी प्रकार 
'पेचिवान्‌', पेचिवांसौ, पेचिवांस:। श्रेयान्‌' 
श्रेयांसौ, श्रेयांस:--इत्यादि रूप जानने चाहिये। 
रूप होता है। अब 'अदस्‌' शब्दके पुँिङ्गमें रूप 
बताते हैं--९-असी”, अमू, अमी। २-अमुम्‌, 
अमू, अमून्‌। ३-अपुना, अमूध्याम्‌, अधीधि:। 


"गोधुम्भिरागत;' (वह गाय दुहनेवालोके साथ 
आया)। 'गोदुह" शब्दके रूप इस प्रकार हैं-- 
गोधुग्‌, गोदुही, गोदुहः। गोश इत्यादि। 


इसी प्रकार, “दुह! आदि अन्य रब्दोंसे रूप 
जानने चाहिये। "भतह" शब्दके रूप इस 
परकार जानने चाहिये--वित्रशुक्‌-ग्‌, मित्रशुद्- 


इसी प्रकार 'चित्रहुद' आदि शब्दोंके भी रूप 
जानने चाहिये। “स्वलि शब्दके रूप यों होते 
हे--स्वलिद्‌-स्वलिड्‌, स्वलिही, स्वलिहः। 
स्वलिहा, स्वलिङ्भ्याम्‌ इत्यादि। समीके 
एकवचनमें 'स्वलिहि' रूप होता है। 'अनुडुद' 


अनड्वाहः । २-अनड्वाहम्‌, अनड्वाही, अनुडुह:, 
३-अनडुहा, अनडुद्धणम्‌, अनबुद्धिः। समीके 
बहुवचने 'अनहुत्सु' ( सम्बोधनमें 'हे अनडवन्‌') । 
अजन्त और हलन्त शब्द पुँझिङ्गमे बताये गये। 
अब स्तरीलिङ्गमें बताये जाते हँ ॥ ६२-७३॥ 


इस प्रकार आदि आणोष महापु “सामान्यतः खुङ्‌-विधछियोके सिद्ध रूपोका वर्णन” मक 
लीत सौ इक्यावनवाँ अध्याय पूण हुआ ॥ ३५१०: 


Pe 


तीन सौ बावनवाँ अध्याय 
स्त्रीलिङ्ग शब्दोंके सिद्ध रूप 


भगवान्‌ स्कन्द कहते हैं- आकारान्त स्त्रीलिङ्ग 
“उमा” शब्दके रूप इस प्रकार होते है,-रमा 
(प्र०-०), रमे (प्र०-द्ि०), रमाः (प्श 
'ब०), 'रमाः शुभाः' (रमाएँ शुभस्वरूपा है) । 
रमामू (द्वि०-ए०), रमे (द्वि०-द्वि०), रमाः 
(द्वि०--ब०)। रमया (तृ०-ए०), रमाभ्याम्‌ | 
(वृष दिन), रमाभिः (तृ०-बः), “ 
कृतमव्ययम्‌।'-- (रमाओंने अव्यय (अक्षय) 
पुण्य किया है)। रमायै (च०-ए०), रमाध्याम्‌ 
(च०, पं०-द्वि०), रमायाः (प०, ष०--ए०), 


“रमाभिः | द्वि०-द्वि०), जरसः ¬ 


रमयोः (घ०, स०--द्वि०), ' रमयोः शुभम्‌' (दो 
रमाओंका शुभ) । रमाणाम्‌ (घ०--ब०) । रमायाम्‌ 
(स०-ए०), रमासु (स०--ब०)। इसी प्रकार 
“कला' आदि शब्दोंके रूप होते हैं। आकारान्त 
“जरा शब्दके कुछ रूप भिन्न होते हैं-जरा 
(प्रथमा विभक्ति एक०)-में जरसौ--जरे (प्र०, 
(99, द्वि०-बहु०), 
जरसम्‌--जराम्‌ (दविः जरासु (स०- 
'ब०)। अब 'सर्वा' शब्दके रूप कहते हैं-१- 
सर्वा, सर्वे, सर्वाः। २-सर्वाम्‌ सवै सर्वा: । सर्वया 


९. हा २. जो फूलालमे उबर रका से, बह। ३. बे 2 सह बह। ५. गाय लला ६ बिछोही। ५, आलेको 


टोक ८. गी खपेल बैल। 
362 अग्नि पुराण २५ 


७५४ 


+ अखिपुराण 


(तृ०-ए०), स्व॑स्थै (च०--ए०), 
(सबको दो)। सर्वस्याः (प०-ए०), सर्वस्याः 
(ष०--ए०), सर्वयोः (घ०, स०-द्वि०), शेष 
रूप 'रमा' शब्दके समान होते हैं। 
स्त्रीलिङ्ग नित्य द्विवचनान्त द्वि-शब्दके रूप ये 
हैं-द्े (प्०-्वि०), दे (द्वि०-द्वि०), 'त्रि' बदके 
रूप ये हैं-१-२-तिस््र:। तिसृणाम्‌ (घ०- 
'ब०) । 'बुद्धि' शब्दके रूप इस प्रकार हैं-बुद्धि 
(प्र०-ए०), बुद्ध (त०--ए०), बुडये-बुद्धवै 
(च०--ए०), बुद्धेः (प०, (>) । 'मति' 
शब्दके सम्बोधनके एकवचनमें “हे मते'--यह 
रूप होता है। 'मुनीनाम्‌' (यह 'मुनि' शब्दके 
ष्ठी -बहुवचनका रूप है) और शेष रूप “कवि” 
शब्दके समान होते हैं। 'नदी' शब्दके रूप इस 
प्रकार होते हैं-नदी (प्रश 


नदीषु 
(स०-ब०), इसी प्रकार 'कुमारी' और 'जम्भणी” 
शब्दके रूप होते हैं शब्दके रूप भिन्न होते 


ररूप अधोलिखित हैं-स्त्रीम्‌-स्त्रियम्‌ (द्विश 
९०), स्त्री:--स्त्रिय: (द्वि०--ब० ), स्रया (तृ०- 


०), स्त्रीणाम्‌ (घ० ब०), स्त्रियाम्‌ (स. 
ए०)। स्त्रीलिङ्ग "ग्रामणी" शब्दका सप्मीके 
'एकवचनमें 'ग्रामण्याम्‌' और 'धेनु' शब्दका 
चतुर्थीकि एकवचनमेँ ' धै, धेनवे” रूप होते 
हैं॥ १-७॥ 


*जम्बु' शब्दके रूप ये हैं--जम्यू: (प्र०-- 
०) जम्ब (प्र०--द्वि०--द्वि०), जम्बूः (द्वि 
ब), जम्बूनाम्‌ (प०--ब०)। 'जम्बूनां फलं 
'पिब।' (जामुनके फलोंका रस पीयो)। “वर्षाभू' 
आदि शब्दके कतिपय रूप ये हैं--वर्षाध्वी (प्र०, 
दिश दिर) । पुनव (प्र, द्वि०--ह्ि०) । घातूः 
(माढृशब्दका द्वि०--ब०) । गौः (गो+प्र०--ए०)। 
चौ; (नौका) (प्र०-ए०)। 'बाच्‌' शब्दके रूप 
ये हैं--वाक्‌--वाग्‌ (प्र०--ए०) (वाणी), वाचा 
(दृश) बाग्धिः (१०--ब०)। वाक्षु (स०-- 
०) । पुष्पहारवाचक 'खज्‌' शब्दके रूप ये 
हैं-खभ्ध्याम्‌ (तृ०, च० एवं पं०-द्वि०)। जि 
(स०-ए०) खः (घ० स०--दवि०)। लतावाचक 
“वीरुध्‌' शब्दके रूप 


माके एकवाचनमें उकारानुबन्ध ' भवत्‌ शब्दका 
“भवती! और ऋकारानुबन्ध 'भवत्‌' शब्दका 
“भवन्ती' रूप होता है। स्त्रीलिङ्ग 'दीव्यत्‌' 
शब्दका प्रधमाके एकवचनमे 'दीव्यन्ती' रूप 
होता है। स्तरीलिङ्गमे 'भाद्‌' शब्दके भी प्रथमाके 
एकवचनमें भाती--भान्ती--ये दो रूप होते हैं। 
स्तीलिज़ 'सुदद' शब्दके भी प्रथमाके एकवचनमें 
जुदती--तुदन्ती--ये दो रूप होते हँ"। लिङ्गम 
धमाके एकवचने 'रुदत्‌' शब्दका रुदती, रन्त" 
शब्दका रुन्धती, 'गुहत्‌' शब्दका गृहृती और 
'चोरयत्‌' शब्दका खोरयन्ती रूप होता है। 'दूधद्‌' 
शब्दके रूप ये हैं-दृषद (प्र०-ए०), दृबद्भ्याम्‌ 
(तृ०-च० एवं 

विशेषयिदुषी ( प्र०- 
*कृति' शब्दका “कृति: रूप होता है। 'समिध्‌' 
शब्दके रूप ये हैं--समित्‌-समिद्‌ (प्र०--ए०), 


नजिता और पुरा दतक आले सब - 


ज हलर उसको "नदी" सं होसे आच्छ (ा सश 


3। ६१८५)-से वकलक "का आगन होला है; अ: "चाटी, घो तथा वु, तरनो' दो रूप होते हँ। यह पि 
व्याकरणका नियम है। कुफाने जो दो रू माने हैं, उसको फिके सण भौ सि होती है। 


«अध्याय ३५३० 


वि), 


समिदभ्याम्‌ (तृ०, च० एवं 


“दिव्‌' शब्दके रूप ये हद: (प्र०-ए०), 


(स०-ए०) । “सीमन्‌' शब्दके रूप इस प्रकार | यु्याम्‌ (ठृ, च० एवं पं०--द्वि०), दिवि (स०¬ 
है-सीमा (प्र०--ए०), सीम्ति-सीसनि (स० 

ए०)। तृ०, च० एवं पं० के द्विवचनमें ' दामनी" 
शब्दका दामनीभ्याम्‌, 'ककुभ्‌' शब्दका ककुब्ध्याम्‌ | 
रूप होता है। 'का'--'किम्‌' शब्द प्र०-ए० 


च० एवं 
अहुबचनमें 'आसु' रूप होता है “गि 
रूप ये हैँ--जीभ्याम्‌ (कृ०, च० एवं पं०-द्वि०) 
णिए (तृ०-९०), गीर्षु (स०--ब०)। ग्रथमाके 
एकवचनमे 'सुभूः' और “सुपूः' रूप सिद्ध होते 
हैं। 'पुर' शब्दका तृतीयाके एकवचनमें 'पुरा' 
और सप्तमीके एकवचनमें 'पुरि' रूप होता है। 


ए०), दुषु (स०-ब०)। तादृश्या (तृ०--ए०), 
तादृशी (प्र०--ए०)-ये 'तादृशी' शब्दके रूप हैं। 
“दिश्‌' शब्दके रूप दिक्‌-दिग्‌ दिशौ दिशः 
इत्यादि हैं। यादृश्याम्‌ (स०-ए०), यादृशी 
(प्र०-ए०)-ये 'यादृशी' शब्दके रूप हैं। 

(१०, च० एवं पं०-द्ि) सुवचस्सु 
(स०-ज०)--ये 'सुबचस्‌' शब्दके रूप हैं। 
स्बलिङ्गमें ' अदस्‌' शब्दके कतिपय रूप ये हैं-- 
असौ (प्र०--ए०), अमू (अ द्वि०--द्वि०), अमूम्‌ 


स०-द्वि०)॥८--१३॥ 


हस प्रकार आदि आ्नेय महातुताणर्े “सलिङ्ग रुष्दोके हिड रूपोंफा कथन” नामक 
लन सा शावा अध्यय पूर हुआ॥ ३५२५ 


nnn 


तीन सौ तिरपनवाँ अध्याय 
नपुंसकलिङ्ग शब्दोंके सिद्ध रूप 


भगवान्‌ स्कन्द कहते है--नपंसकति्े किम्‌ 
शब्दके ये रूप होते हँ--(प्रथमा) किम्‌, के, 
'कानि। (द्वितीया) किम्‌, के, कानि। शेष रूप 
पुलिङ्गवत्‌ हैं। जलम्‌ (प्रश ए०), सर्वम्‌ (प्० 
ए०)। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, 
अधर, स्व और अन्तर--इन सब सब्दोंके रूप 
इसी प्रकार होते हैं। सोमपम्‌ (प्र द्विश ए०), 
'सोपानि (प्र० द्विश ब०)--ये “सोमप' शब्दके 
रूप हैं। 'ग्रामणो' शब्दके नपुंसकलिक्षमें इस 
पकार रूप होते हैं--ग्रामणि (प्र० द्वि०-ए०), 
ग्रामणिनी (प्र० द्वि०-द्वि०), ग्रामणीनि (` 
द्वि०-ब०)। इसी प्रकार 'वारि' शब्दके रूप होते 
ह 
हिं), वारीणि (प द्वि०-ब०), वारीणाम्‌ (पऽ 


१, | शब्दके रूप हैं। अभिनि (प्र 


०), वारिणि (स० ए०) | शुचये-शुचिने (च०- 
७) और मुदुने-मृदवे (च०-ए०) ये रमसे 
“शुचि! और 'मृदु' शब्दके रूप हैं। त्रपु (प्र०, 
द्वि०-ए०), पुणी (प्र०, द्वि०-द्वि०), त्रपृणाम्‌ 
(घ०-ब०)--ये "रु" शब्दके कतिपय रूप हैं। 
“खलपुनि' तथा 'खलप्वि--ये दोनों नपुंसक 
“खलपू' शब्दके समी, एकवचनके रूप हैं। 
कर््र-कर्तृणा (त०-ए०), कर्तृणे-कम्रे (च० 
ए७)-ये 'कर्त' शब्दके रूप हैं। अतिरि (प्र 
'द्वि०-ए3), अतिरिणी (प्र, दवि०-द्वि०)--ये अतिरि 
द्वि०-ए०), 
अभिनिनी (०, द्वि०-द्वि०)-ये “अभिनि' शब्दके 
रूप हैं। सुवचांसि (प्र, ट्वि०-ब०), यह “सुवचस्‌' 
शब्दका रूप है। सवाक (स०-ब०) यह 'सुवाच्‌' 


७५६ 


७ अस्तियुराण + 


शब्दका रूप है। 'यत्‌' शब्दके ये दो यत्‌-यद्‌ | 
(प्रश ट्वि०-ए०) हैं। 'तत्‌' शब्दके "तत्‌-तद्‌ 
(अ, द्विए-ए०), 'कर्म' शब्दके कर्माणि 
(प्र० द्वि०-ब०), 'इदम्‌' शब्दके इदम्‌. (प्र०, 
द्ि०-ए०), इमे (र द्वि०-द्वि०), इमानि (अ, 
द्वि०-ब०)--ये रूप हैं। इंदुक-हंदग्‌ प्र, द्वि०- 
ए०)-यह 'ईदृश्‌' शब्दका रूप है। अदः 
(99, द्वि०-ए०), अमुनी (प्र, ढ्वि०-द्वि०), 
अमूनि (परश, द्वि०-ब०)। अमुना (तृ-ए०), 
अमीषु (स०--ब०)-' अदस्‌' शब्दके ये रूप भौ 
पूर्ववत्‌ सिद्ध होते हैं। 'युष्मद्‌' और ' अस्मद्‌" 
शब्दके रूप इस प्रकार होते हैं-अइम्‌ | 
(प्र०-ए०), आवाम्‌, (प्र०-द्वि०), ययम्‌ (प्र०- 
'ब०)। माम्‌ (द्वि०-ए०), आवाम्‌ (द्वि०-द्वि०), 
असमान (द्वि०-ब०) । मया (१०--ए०), आवाध्याम्‌ 


(च०-ए०), अस्मभ्यम्‌ (च०-ब०)। मत्‌ 
(५०-ए०), आवाभ्याम्‌ (प०-ट्वि०), अस्मत्‌ 
(प०-ब०)। मः (घ०-ए०), आवयोः (प, 
स०-द्वि०), अस्माकम्‌ (घ०-ब०)। अस्मासु 
(स०-ब०)--ये ' अस्मद्‌' शब्दके रूप हैं। त्वम्‌ 
(०-०), युवाम्‌ (प्र०-द्वि०) यूयम्‌ (प्र०- 
ब०)। त्वाम्‌ (द्वि-ए०), युवाम्‌. (द्वि०-द्वि०), 
युष्मान्‌ (ट्वि०-ब०) । त्वया (तृ०-ए०), युष्माभिः 
(१०-ब०)। तुध्यम्‌, (च०-ए०), युवाभ्याम्‌ 
०), युष्पभ्यम्‌ (च०-ब०)। तवत्‌ 
) युवाभ्याम्‌ (प०-द्वि०) युष्मत्‌ (प०- 
तव (घ०-ए०), युवयोः (घ०, स०- 
डि»), युष्पाकम्‌ (प०-ब०) । त्ययि (स०-ए०), 
युष्यासु (स०-ब०)--थै 'युप्पद' शब्दके रूप 
हैं। यहाँ ' अजन्त' और 'हलन्त' शब्दोंका दिग्दर्शन- 
मात्र कराया गया है॥ १-९॥ 


हान सौ तिनका अध्याय पूरा हुआ २५२० 
हिन कर 


तीन सौ चौवनवाँ अध्याय 


भगवान्‌ स्कन्द कहते हैं-- अब मैं विभव्यर्धोसे 
युक्त “कारक 'का वर्णन कहूँगा*। 'ग्रामोउस्त' 
(ग्राम है)--यहाँ प्रातिपदिकार्थमात्रमें प्रथमा विभक्ति 
हुई है। विभक्तय प्रथमा होनेका विधान पहले 
कहा जा चुका है। 'हे महार्क'--इस वाक्यमैँ जो 
"महाक" शब्द है, उसमें, सम्बोधनमें प्रथमा 
विभक्ति हुई है। सम्बोधनमें प्रथमाका विधान 
पहले आ चुका है । 'इह नौमि विष्णु रिया सह।' 
(मैं यहाँ लक्ष्मीसहित भगवान्‌ विष्णुका स्तवन 
करता हुँ।)--इस वाक्यमें 'विष्णु' शब्दकी कर्म- 


संज्ञा हुई है। और वतीया कर्माण स्पृता'--इस 
पूर्वकधित नियमके अनुसार करम द्वितीया हु 
है। या सह'--यहाँ “श्री' शब्दम 'सह'क 
योग होनेसे तृतीया हुई है। सहार्थक और 
सदृशार्थक शब्दोंका योग होनेपर तृतीया विभि 
होती है, यह सर्वसम्मत मत है। क्रियामें जिसकी 
स्वतन्त्रता विवक्षत हो, वह “कर्ता' या “स्वतन 
कर्ता' कहलाता है । जो उसका प्रयोजक हो, वत 
“प्रयोजक कर्ता' और 'हेतुकर्ता' भी कहलाता है 
जहाँ कर्म ही कर्ताके रूपमे विवक्षित हो, वा 


प जा न सी रोक बसे अलसक विरे योगका निल बताया गया है। के सब सशोक प 


हे चाहिये धे; क्योकि वहाँ जो नियम या विन दिवे जे हँ. 


उसे उदाहतण यहाँ मिलते हैं। 


4 अध्याय ३५४० 


७५७ 


नन 


“कर्मकर्ता' कहलाता है। इनके सिवा ' अभिहित" 
और 'अनभिहित'--ये दो कर्ता और होते हैं। 
“अभिहित' उत्तम और ' अनभिहित' अधम माना 
गया है। स्वतनत्रकर्ताका उदाहरण--"कृतिः तां 
द्यां समुपासते।' (विद्वान्‌ पुरुष उस विद्याकी 
उपासना करते हैं) यहाँ विद्याकी उपासनामें 
विद्वानोंकी स्वतन्त्रता विवक्षित है, इसलिये वे 
“स्वतनतरकर्ता' हैं। हेतुकर्ताका उदाहरण--' चैत्रो 
चैत्रं हित लम्भयते।' (चैत्र मैत्रको हितकी प्राप्त 
कराता है ।) 'मैत्रो हित॑ लभते त॑ चैत्र: प्रेरयति इति 
चैत्रो मैतर हित लम्भयते।' (मैत्र हितको प्रा 
'करता है और चैत्र उसे प्रेरणा देता है। अतः यह 
कहा जाता है कि “चैत्र मैत्रको हितकी प्राप्त 
कराता है'-यहाँ 'चैत्र' प्रयोजककर्ता या हेतुकर्ता 
है। कर्मकर्ताका उदाहरण --पराकृतधीः स्वयं 
भिछते।' (गार बुद्धिवाला मनुष्य स्वयं हौ फूट 
जाता है।), ' तर: स्वयं छिद्यते।' (वृक्ष स्वयं कट 
जाता है)। यहाँ फोड़नेवाले और काटनेवाले 
कर्ताऑके व्यापारको विवक्षाका विषय नहीँ 
बनाया गया। जहाँ कार्यके अतिशय सौकर्यको 
प्रकट करनेके लिये कर्तवयापार अविवक्षित हो, 
यहाँ कर्म आदि अन्य कारक भी कर्ता-जैसे हो 
जाते हैं और तदनुसार ही क्रिया होती है। इस 
दृष्टे यहाँ 'प्राकृतथी:' और 'तरू:' पद कर्मकतकि 
रूपमें प्रयुक्त हँ। अभिहित कर्ताका उदाहरण-- 
“राघो गच्छति।' (राम जाता है।) यहाँ “कर्ता! 
अर्थमें तिङन्तका प्रयोग है, इसलिये कर्ता उक्त 
हुआ। जहाँ कर्ममे प्रत्य हो, वहाँ 'कर्म' उक्त 
और “कर्ता' अनुक्त या अनभिहित हो जाता है। 
अनभिहित कर्ताका उदाहरण--“गुरुणा शिष्ये 
धर्मः, व्याख्यायते।' (गुरुद्वारा शिष्यके निमित्त 
धर्मकी व्याख्या की जाती है ।) यहाँ कर्में प्रत्यय 
होनेसे “धर्म” की जगह 'थर्म:' हो गया; क्योंकि 


उक्त कर्में प्रथमा विभक्ति होनेका नियम है। 
अनभिहित कताम पहले कथित नियमके अनुसार 
दृलोया विभि होती है, इसोलिये 'गुरुणा' पदें 
तृतोया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इस तरह पाँच 
प्रकारके 'कर्ता' बताये गये। अब सात प्रकारके 


ईष्सितकर्मका उदाहरण -'यतिः हरि श्रइधाति।' 
(एक साधु या संन्यासी हसं श्रद्धा रखता है।) 
यहाँ कर्ता यतिको हरि अभीष्ट हैं, इसलिये वे 
“तक्म हैं। अतएव हि द्वितीया विभक्तिका 
अयोग हुआ है। अनीप्सितकमकका उदाहरण-- 
"अहि लङ्गयते भृशम्‌।' (उससे सर्पको बहुधा 
लपवता है।) यहाँ 'अहि' यह. 'अनीष्सितकर्म' 
है। लॉघनेवाला सर्पको लाँचना नहीं चाहता। वह 
किसौके हठ या प्रेरणासे सर्पले परतत होता 


दुग्ध 
संभक्षयन्रजः भक्षयेत्‌।' (मनुष्य दूध पौता हुआ 
धूल भी पी जाता है।) यहाँ दुग्ध 'ईप्सितकर्म' 
है और धूल 'अनीप्सितकर्म। अकथितकर्म-- 
जहाँ अपादान आदि विशेष नामॉसे कारकको 
व्यक्त करना अभीष्ट न हो, वहाँ वह कारक 
“कर्मसंज्ञक' हो जाता है। यथा-गोपालः गां 
(पयः दोग्धि। (ग्वाला गायसे दूध दुहता है।) यहाँ 
“गाय' अपादान है, तथापि अपादानके रूपमे 
कथित न होनेसे अकथित हो गया और उसमें 
पज्चमी विभक्ति न होकर द्वितीया विभक्ति हुई। 
क्ुकर्म-जहाँ प्रयोजक कर्ताका प्रयोग होता है, 
वहाँ प्रयोज्य कर्ता कर्मके रूपमें परिणत हो जाता 
है। यथा-*गुरु: शिष्यं ग्राम गमयेत्‌।' (गुरु 
शिष्यको गाँव भेजें।) "शिष्यो ग्राम गच्छेत्‌ तं 


गुरु: प्रयत्‌ इति गुरुः शिष्यं गरामं गमयेत्‌।' 
(शिष्य गाँवको जाय, इसके लिये गुरु उसे प्रेरित 
करे, इस अर्थमें गुरु शिष्यको गाँव भेजें, यह 
वाक्य है।) यहाँ गुरु 'प्रयोजक कर्ता' है, और 
शिष्य प्रयोज्य कर्ता या 'कर्मभूत कर्ता' है। 
अभिहितकर्म--'श्ियै हरेः पूजा क्रियते।' 
(लक्ष्मीको प्रतिके लिये श्रोहरिकी पूजा की 
जाती है।) यहाँ कर्में प्रत्यय होनेसे पूजा “उक्त 
कर्म' है, इसोको “अभिहितकर्म” कहते हैं, 
अतएव इसमें प्रथमा विभक्ति हुई। अनधिहितकर्म-- 
जहाँ कर्तम प्रत्यय होता है, वहाँ कर्म अनभिहित 
हो जाता है, अतएव उसमें द्वितीया विभक्ति होती 
है। उदाहरणके लिये यह वाक्य है--'हरेः सब॑द॑ 
स्तोत्र कुर्यात्‌' ( श्रीहरिकी सर्वमनोरथदायिनी स्तुति 
करे।) करण दो प्रकारका बताया गया है- 
"बाहा' और 'आध्यत्तर'। तृतीया करणे भवेत्‌/-- 
इस पूर्वोक्त नियमके अनुसार करणमें तृतीया 
होती है। आध्यन्तर करणका उदाहरण देते है- 
“चक्षुषा रूपं गृह्णाति।' (नेत्रसे रूपको ग्रहण 
करता है।) यहाँ नेत्र * आभ्यन्तर करण' हैं, अत: 
इसमें तृतीया विभक्ति हुई 
उदाहरण है द्रे हनत्‌ 
'काटे।) यहाँ दात्र "बाहा करण' है। अत: उसमें 
तृतीया हुई है। समादान तीन प्रकारका बताया 
गया है-प्रेक, अनुमन्तूक और अनिराकतुंक। 
जो दानके लिये प्रेरित करता हो, वह 'प्रेरक' है। 
जो प्राप्त हुई किसी वस्तुके लिये अनुमति या 
अनुमोदनमात्र करता है, वह ' अनुमन्तृक' है। जो 
ज'प्रेरक' है, न 'अनुमन्तृक' है, अपितु किसोकी 
दी हुई वस्तुको स्वीकार कर लेता है, उसका 
निराकरण नहीँ करता, वह ' अनिराकर्तुक सम्प्रदान' 
है। “समादाने चतुर्थी।'--इस पूरवो नियमके 
अनुसार सम्प्रदानमें चतुर्थी विभक्ति होती है। 


कषोनों सम्प्रदानोके क्रमशः उदाहरण दिये जाते 
हे-१-'नरो बराह्मणाय गां ददाति।' (मनुष्य 
ज्राहाणको गाय देता है।) यहाँ ब्राह्मण “प्रेरक 
सम्प्रदान” होनेके कारण उसमें चतुर्थी विभक्त हुई 
है। ब्राह्मणलोग प्राय: यजमानको गोदानके लिये 
प्रेरित करते रहते हैं, अत: उन्हे “प्रेरक सम्प्रदान' 
को संज्ञा दी गयी है। २-'नरो नुफ्तये दास 
ददाति।' (मनुष्य राजाको दास अर्पित करता 
है) यहाँ राजाने दास अर्पणके लिये कोई प्रेरणा 
जहाँ दी है। केवल प्राप्त हुए दासको ग्रहण करके 
उसका अनुमोदनमात्र किया है, इसलिये वह 
अनुमन्तृ सम्प्रदान' है; अतएव “नृषतये' में 
चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। ३-'सजनः भत्रे 
युष्याणि दष्यात्‌।' (सजन पुरुष स्वामीको पुष्प 
दे)-यहाँ स्वामीने पुष्दानकी मनाही न करके 
उसको अङ्गीकारमात्र कर लिया है, इसलिये 
“तशब्द ' अनिराकर्तुक सम्परदान' है। समादान 
होनेके कारण हो उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। 
अपादान दो प्रकारका होता है-'चल' और 
*अचल '। कोई भी अपादान क्यों न हो, 'अपादाने 
'चक्पी स्थात्‌ /--इस पूर्वकथित नियमके अनुसार 
उसमें पञ्चमी विभक्ति होती है। 'धावतः अश्वात्‌ 
पतित: ।' (दौड्तै हुए घोड़ेसे गिरा)--यहाँ दौड़ता 
हुआ घोड़ा “चल अपादान' है। अतः ' धावतः 
अधात्‌ में पञ्चमी विभक्ति हुई है। 'स वैष्णव; 
आमादायाति।' (वह वैष्णव गाँवसे आता है)-- 
यहाँ ग्राम शब्द ' अचल अपादान' है, अत: उसमें 
पञ्चमी विभक्ति हुई है॥५-१९॥ 

अधिकरण चार प्रकारक होते हैं--अभिव्यापक, 
औपश्लेषिक, वैषयिक और सामीष्यक। जो तत्त्व 
किसी वस्तु व्यापक हो, वह आधारभूत वस्तु 
अभिव्यापक ' अधिकरण' है । यथा -- दिन घृतम्‌।' 
(दहीमेँ घ है) । 'तिलेषु तैलं देवार्धम्‌।' (तिलमें 


५ अध्याय ३०४० 


७५९ 


तेल है, जो देवताके उपयोगमें आठा है।) यहाँ 
जी दहीमें और तैल तले व्याप्त है। अत: इनके 
आधारभूत दही और तिल अभिव्यापक अधिकरण 
हैं।' आधारो योउधिकरणं विभक्तिस्तत्र समी 
इस पूर्वोक्त नियमके अनुसार अधिकरणमें समी 
विभक्ति होती है। प्रस्तुत उदाहरणमें 'दध्नि' और 
'तिलेषु'-इन पदोंमें इसी नियमसे सत्तमी विभक्ति 
हुई है। अब 'औपश्लेषिक अधिकरण' बताया 
जाता है--'कपिएहि तहे वझे च च तिहेत्‌।' (बंदर 
रके ऊपर स्थित होता है और वृक्षपर भी स्थित 
होता है।) कपिके आधारभूत जो गृह और वृक्ष 
हैं, उनपर वह सटकर बैठता है। इसीलिये वह 
'औपस्लेषिक अधिकरण' माना गया है। अधिकरण 
होनेसे ही 'गृहे' और “वृक्षे'-इन पदोमें सप्तमी 
विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अब 'वैषयिक अधिकरण' 
बताते हैं--विषयभूत अधिकरणको "वैषयिक" 
कहते है। यथा-'जले मल्य:।', “बने सिंह: ।' 
(जलमें मछली, बनें सिंह।) यहाँ जल और वन 
“विषय' हैं और मत्स्य तथा सिंह ' विषयी'। अत: 
'विषयभूत अधिकरणमें समी विभक्ति हुई। अब 
“सामीप्यक अधिकरण” बताते हैँ-- गङ्गायाँ घोषो 
'चसति।' (गङ्गामे गोशाला बसती है।) यहाँ 
पाङ्गा' का अर्थ है-गङ्गाके समीप। अतः 
“सामीप्यक अधिकरण” होनेके कारण गङ्गे 
सपमी विभक्ति हुई। ऐसे वाक्य “औपचारिक” 
माने जाते हैं। जहाँ मुख्यार्थ बाधित होनेसे उसके 
सम्बन्धसे युक्त अर्थान्तरकी प्रतीति होती है, वहाँ 
“लक्षणा' होती है। 'गौबांहिक: ' इत्यादि स्थलॉमें 
“गो” शब्दका मुख्यार्थ बाधित होता है, अतः वह 
स्वसदृशको लक्षित कराता है। इस तरहके 
'वावयप्रयोगको ' औपचारिक' कहते हैं। 'अनभिहित 
कर्ता' में तृतीया अथवा षष्ठी विभक्ति होती है। 
'यथा--“विष्णु; समज्यते लोकैः।' (लोगोदारा 


विष्णु पूजे जाते हैं।) यहाँ कर्ममे प्रत्यय हुआ है। 
अतः कर्म उक्त है और कर्ता अनुक्त। इसलिये 
अलु कर्ता “लोक' शब्दमे तृतीया विभक्ति हुई 
है। “सेन गव्यम्‌, तस्य गन्तव्यम्‌' (उसको जाना 
चाहिये) यहाँ उपर्युक्त नियमके अनुसार तृतौया 
और पष्टी-दोनोंका प्रयोग हुआ है। षहीका 
प्रयोग कृदन्तके योगें ही होता है। अभिहित 
कर्ता और कर्ममें प्रथमा विभक्ति होती है। 
इसोलिये “विष्णु: ' में प्रथमा विभक्ति हुई है। 
“भक्त: हरि प्रणयेत्‌।' (भक्त भगवाूको प्रणाम 
करे।) यहाँ अभिहित कर्ता 'भक्त'में प्रथमा 
विभक्ति हुई है और अनुक्त कर्म 'हरि' मे द्वितीया 
विभक्ति 'हेतु'में ठृतौया विभक्ति होती है। 
अदा--'अश्लेन बसेत्‌।' (अन्नके हेतु कहाँ भी 
निवास करे।) यहाँ हेतुभूत अन्ने तृतीया विभक्ति 
हुई है। “तादर्ध्य'में चतुर्थी विभक्ति कही गयी है। 
अथा-'कृक्षाय जलम्‌' “वृक्षे लिये पानी।' यहाँ 
“वक्ष शब्दमे 'तादव्यपरयक्त' चतुर्थी विभक्ति हुई 
है। परि, उप, आढ आदिके योगयें पञ्चमी 
विभक्ति होती है। यथा-- र प्रामात्‌ पुरा बलवत्‌ 
वृ्ोऽय देवः।' (गाँचसे कुछ दूर हटकर दैवने 
पूर्वकालमे बढ़े जोरक वर्षा कौ थी।)-इस 
जाक्यमें परि 'के साथ योग होनेके कारण 'प्राम' 
शब्दमें पचमी विभक्ति हुई है। दिग्वाचक शब्द, 
अन्यार्थक शब्द तथा “ऋते' आदि शब्दोंके योगमें 
भी पञ्चमी विभक्ति होती है। यधा--पूरवो ्रामात्‌। 
जले विष्णोः । न मुक्ति: इतर हरे: ।' पृथक्‌" और 
"विना' आदिके योगें तृतीया एवं पञ्चमी विभक्ति 
होतो है--जैसे “पृथग्‌ ग्रामात्‌।' यहाँ 'पृथक्‌' 
शब्दके योगें 'ग्राम' शब्दसे पञ्चमी और "पृथग्‌ 
|विहारेण'--यहाँ “पृथक्‌' शब्दके योगमें 'विहार' 
शब्दसे तृतीया विभि हुई। इसी प्रकार 'विना' 
शब्दके योगमें भी जानना चाहिये। “विना श्रिया! 


चहाँ 'विना' के योगमें '्रो 'शब्दसे द्वितीया, "विना 
अ्िया'--वहाँ “बिना के योगमें र शब्दसे तृतीया 
और "बिना श्रिय:'--यहाँ 'विना'के योगम 'श्री' 
शब्दस पञ्चमी विभक्ति हुई है। कर्मप्रवचनीयसंज्क 
शब्दके योगमें द्वितीया विभक्ति होती है-जैसे 
"अन्वर्जुन योद्धारः-- योद्धा अके संनिकर परदेशे 
हैं।--यहाँ ' अनु' कर्मप्रवचनीय-संजक है--इसके 
योगें 'अर्जुन' शब्दय द्वितीया विभि हुई। इसी 
प्रकार अभितः, परितः आदिके योगें भी ट्वितोया 
होती है। यथा ' अभितो ग्राममीरितम्‌।--गाँवके 
सब तरफ कह दिया है।' यहाँ ' अभितः” शब्दके 
योगे 'ग्राम' शब्दमे द्वितीया विभक्ति हुई है। नमः, 
स्वाहा, सवधा, स्वस्ति एवं बषट्‌ आदि शब्देकि 
योगें चतुर्थी विभक्ति होती है-जैसे मो” 
देवाय--(देवको नमस्कार है)-यहाँ 'नमः' के 
योगमें 'देव' शब्दय चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। 
इसी प्रकार "ते स्वस्ति'-तुम्हात कल्याण हो- 
यहाँ 'स्वस्ति' के योगमें 'युष्यद' शब्दसे चतुर्थी 
विभक्ति हुई ("युष्मद्‌ शब्दको चतुर्थक एकबचनमें 
वैकल्पिक 'ते' आदेश हुआ है)। तुपुुत्ययार्थक 
भाववाची शब्दसे चतुर्थी विभक्ति होती है-जैसे 
“पाकाय याति' और "पक्तये याति'--पकानेके 
लिये जाता है।' यहाँ 'पाक' और “पक्ति' शब्द 
“तुपर्थक भाववाची” हैं। इन दोसे चतुर्थी विभि 
हुई। 'सहार्थ' शब्दके योगमें हेतु-अर्थ और 
कुत्सित अङ्गवाचकमें तृतीया विभक्ति होती है। 
सहार्थयोगमें तृतीया विशेषणवाचकसे होती है। 
जैसे “पिताउगात्‌ सह पुत्रेण'--पिता पुत्रके साथ 
चले गये।' यहाँ “सह शब्दके योगमें विशेषणवाचक | 
“पुत्र” शब्दसे तृतीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार 
“गदया हरिः" (भगवान्‌ हरि गदाके सहित रहते 
है)-यहाँ 'सहार्थक' शब्दके न रहनेपर भी 
सहार्थ है, इसलिये विशेषणवाचक 'गदा' शब्दसे 
तृतीया विभक्ति हुई। 'अक्षणा काण:--आँखसे 


काना है।'--यहाँ कुत्सितअङ्गवाचक 'अक्षि' शब्द 
है। उससे तोया विभक्ति हुई। 'अर्थेत निबसेद्‌ 
भृ्यः। भृत्य धनके कारणसे रहता है।'--यहाँ 
हेतु-अर्थ है ' धन'। तद्वाचक ' अर्थ' शब्दस तृतीया 
विभक्ति हुई। कालवाचक और भाव अर्थम 
सप्तमी विभक्ति होती है। अर्थात्‌ जिसकी क्रियासे 
अन्य क्रिया लक्षित होती है, तद्वाचक शब्दसे 
समौ विभक्ति होती है। जैसे-'विष्णौ नते 
भुक्तिः भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार करनेपर 
मुक्ति मिलती है।-यहाँ श्रोविष्णुको नमस्कार- 
क्रियासे मुक्ति-भवनरूपा क्रिया लक्षित होती है, 
अतः 'विष्णु' शब्दले समी विभक्ति हुई। इसी 
प्रकार “वसन्ते स गतो हरिम्‌'--वह वसन्त ऋतुमे 
हरिके पास गया।'--यहाँ 'वसन्त' कालबाचक 
है, उससे ससम हुई । (स्वामी, ईश, पति, साक्षी, 
सूत और दायाद आदि शब्दके योगमें ष्ठो एवं 
समौ विभक्तिया होती हैं-- ) जैसे-' गृणा स्वामी, 
नृषु स्वामी --मनुष्योंका स्वामी,--यहाँ 'स्वामी' 
शब्दके योगमें 'नृ' शब्दसे षष्ठी एवं सप्तमी 
विभकियाँ हुईं। इसी प्रकार 'नृणामीशः'- 
जरोकि ईश'-यहाँ 'ईंश' शब्दके योगे 'नृ' 
शब्दे, तथा "सतां घति:'--सज्जनॉका पति-- 
यहाँ 'सत्‌' शब्दसे षष्ठौ विभक्ति हुई। ऐसे ही 
“जृणां साक्षी, नृषु साक्षी-मतुष्योंका साक्षी 
यहाँ “ृ' शब्दसे षष्ठी एवं स्तम विभक्तियाँ हुईं 
“गोषु नो गवं घति:--गौओंका स्वामी है, यहाँ 
“नाथ' और “पति' शब्दके योगें 'गो' शब्दे 
जौ और समी विभक्तियाँ हुईं। "गोषु सूतो गवा 
'सूतः-गौओमें उत्पन्न है'--यहाँ *सूत' शब्दके 
योगरमे “गो' शब्दसे पह़ी एवं समी विभक्ति हुई। 
“इह रो दायादकोऽसतु। यहा राजाओंका दायाद 
हो। यहाँ 'दायाद” शब्दके योगम 'राजन्‌' शब्दे 
बी विभक्ति हुई है। हेतुवाचकसे “हेतु' शब्दके 
पयोग होनेपर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे 


«अध्याय ३५५० ७६१ 


“अत्रस्य हेतोर्वसति-- अत्रके कारण वास करता | यहाँ-' भेत्‌' शब्द प्रत्ययान्त' है। उसके 
है।'-पहाँ 'बास' में अन्न “हेतु' है, तद्वाचक 'हेतु' | योगम कर्मभूत 'अप्‌' शब्दसे पष्ठी विभक्ति हुई। 
शब्दका भी प्रयोग हुआ है, अतः अन्न” शब्दसे छी | इसी प्रकार “तब कृति:-- तुम्हारी कृति है'--यहाँ 
विभक्ति हुई। स्मरणार्थक धातुके प्रयोगमें उसके | 'कृति' शब्द 'कृठात्ययान्त' है। उसके योगमें 
कर्ममें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे -“मातुः | कर्तृभूत 'युष्मद्‌' शब्दसे ष्ठी विभक्त हुई (युष्मद्‌- 
सस्यरति।-माताको स्मरण करा है।' यहाँ 'स्मरति'के | डस्‌-्तव ) --निष्ठा आदि अर्थात्‌ क्त-क्तवतु, शत्‌- 
योगमें 'मातृ' शब्दले ही विभक्त हुई। कृठात्ययके | ज्ञानच, उ, उक, क्त, तुमुन, खलर्थक, तन, 
योगमें कर्ता एवं रमम पछी विभक्ति होती है । | शानच, चानश्‌ आदिके योगम पी विभक्ति नहीँ 
जैसे--'अपां धेत्ता--जलको भेदन करनेवाला।' | होती (यथा 'ग्राम॑ गतः” इत्यादि) ॥ १२--२६॥ 
इस प्रकार आदि आणतेय महापुराण्मे 'काएक-तिलूपण' रामक 
तात सौ चावा अध्याय पूरा हुआ॥ ३५४॥ 
Sms 
तीन सौ पचपनवाँ अध्याय 
'समास-निरूपण 

भगवान्‌ कार्सिकेय कहते हैं-- कात्यायन! | 'राञज:“पुमान्‌- राजपुमान्‌'-- यह षष्टी-तत्पुरुष 
मैं छः” प्रकारके “समास' बताऊँगा। फिर अवान्तर- | समास स्वपदविप्रह होनेके कारण 'अनित्य' है। 
भदस 'समास'के अट्टाईस भेद हो जाते हैं। समास | कष्श्नितः ( कष्टिः )-- इसमें 'लुक्‌' समास 
"तित्य' और 'अनित्य” के भेदसे दो प्रकारका है | है; क्योंकि 'कष्ट' पदके अन्तमें स्थित द्वितीया 
तथा 'लुक्‌' और 'अलुक्‌'के भेदसे भी उसके दो | विभकतिका'लुक्‌' (लोप) हो जाता ह।' कण्ठेकालः 
प्रकार और हो जाते हैं। कुम्भकार और हेमकार | आदि 'अलुक्‌' समास हैं; क्योंकि इसमें 
“नित्य समास' हैं। (क्योंकि विग्रह-वाक्यद्वारा ये | कण्ठशब्दोत्तरवर्तिनी सप्तमी विभक्तिका 'लुक्‌' 
शब्द जातिविशेषका बोध नहीं करा सकते!) | नहीं होता। तत्पुरुष-समास आठ प्रकारका होता 


्॒त्ञ्््प््अपअ5ड्््शणश्प््ण्कु्/्/दख्र 
साधना धादे सच यि मानी गयी है। पाका अधध (कन) "च है प्के आवयोधक वाक्यको “वि” कहते 
है" विह” दो प्रकारका होता है--' लीकिक' और ' अलौकिक । त (रण होनेके कारण जो पुश है, वह "लौकिक 
शि" कहलाता है। जो प्रयोगयो/्य न होनेसे अरा है, बढ ' अलिक चिगरह' है। 'राशः पुरुष ५-यह “लौकिक विह है 
“जप, पुर सु यह अलौकिक दिह है। फाल "नि और "अय के भेदसे प्रकारका है। जो अवि (लौकिक विप्रे 
स) या अस्वपद- विगाह (समस्या कवत्‌ पदले अटि) हो, बह तत“ समास' है; इसके विपत ' अफित्य-समास' है। प्राचीन 
शिन समासके छः प्रकार अशे हैं। बधा- 
सुपा सुपा ति नामा पुरा हिरा छिका। दुरे विहे समासः घो बुः ॥ 

(३) उदाहरणके लिये सुका सबके साथ सनास--राजपुलुष:। ह (हः परः इस विरे अनुसार) पूर्व और 
उ दो पद 'सुबना' हैं। (२) सुबसका ठिङ्के साथ समाल -एरा ~ रभस) (३) सबको जामके झाथ--कुम्भका८। 
हेमकारः इत्यादि! (४) 'सुवना, का धुके साथ रूस! सका कटू, आजलन्‌ इत्यादि। (५) तिङनाका विडतके साथ 
समा, खथा-पिम्तकादक। खाटकनोदक एर (६) शिकः सुषा सच स, वधा --कृसबषधणा। इसका दूकान 
चठ है।' 


७६२ 


2 असलिपुतण* 


छूब्ूवूा,य ूः «८ बबब्छछ ८७ कक क+कक कक कक ककककऊ न कसससस कस कक सस कस कस ड सबब सबब कर्क सबब 


है। प्रथमान्त आदि शब्द सुबन्तके साथ समस्त 
होते हैं। 'पूर्वकावः' इस तत्युरुवसमासमें जब 
"पूर्व कायस्य ऐसा विग्रह किया जाता है, तब 
यह 'प्रथमा-तत्पुरुष' समास कहा जाता है। इसी 
प्रकार ' अपरकाय: '--कायस्य अपर इस विप्रे, 
"अधरकाय: '--कायस्य अधरम्‌--इस विग्राहमें 
और उत्तरकायः '--कायस्थोत्तरप-- इस विग्रहे 
भी प्रधमा-तत्पुरुष समास कहा जाता है। ऐसे हो 
'अद्धकणा' इसमें अर्द्धमू कणाया:--ऐसा विग्रह 
होनेसे प्रथमा-तत्पुरुष समास होता है एवं 
'भिक्षातुर्यम्‌'-- इसमें त्यं भिक्षाया:-- ऐसा विग्रह 
होनेसे तुर्यभिक्षा और पक्षान्ते 'भिक्षातुर्यम्‌'-- 
'ऐसा षछी-ततपुरुष होता है। ऐसे ही ' आपत्रजीविक:' 
यह द्वितीया-तत्युरुष समास है। इसका विग्रह इस 
प्रकार होता है--'आपक्नो जीविकाम्‌।' पक्षान्तरे 
*जीविकापक्र:' ऐसा रूप होता है। इसी प्रकार 
*माधवाश्नित: '-- यह द्वितीया-समास है; इसका 
विग्रह "माधवम्‌ आश्रित:'--इस प्रकार है। 
*बर्षभोग्य: '-- यह द्वितीया-तत्युरुष समास है 
इसका विग्रह है 'वर्ष भोग्य:।' "धान्यार्थः यह 
तृतीया-समास है। इसका विग्रह "धान्येन अरथः" 
इस प्रकार है। 'विषणुबलिः' यहाँ 'विष्णवे 
चलिः इस विग्रहमें चतध - तत्पुरुष समास होता 
है। ' वृकभीतिः" यह पक्षमी-तत्पुरुष है। इसका 
विग्रह “वृकाद्‌ भीति:'--इस प्रकार है। 
*राजपुमान्‌'-- यहाँ “राज़: पुमान्‌ इस विग्रहे 
'पष्टी-तत्पुरुष समास होता है। इसी प्रकार क्षस्य 
'फलम्‌--वृक्षफलम'--यहाँ षष्टी-तत्युरुष समास 
है। 'अक्षशौण्ड:" (झूतक्रीडामें निपुण) इसमें 
'ससमी-तत्युरुष समास है। अहित:-- जो हितकारी 
ज हो, वह-इससें 'नन्‌समास' है॥ १-७॥ 
“नीलोत्पल' आदि जिसके उदाहरण हैं, 
वह 'कर्मधारय' समास सात प्रकारका होता है 


१-विशेषणपूर्वषद (जिसमें विशेषण पूर्वपद हो 
और विशेष्य उत्तरपद अधवा) । इसका उदाहरण 
है--/नीलोत्यल' (नीला कमल) । २-विशेष्योत्तर- 
विशेषणपद--इसका उदाहरण है--'बैया- 
'करणखसूचि:' (कुछ पूछनेपर आकाशकी ओर 
देखनेवाला वैयाकरण) । ३-विशेषणोभयपद 
(अथवा विशेषणद्विपद) जिसमें दोनों पद 
विशेषणरूप हो हों। जैसे-शीतोष्ण (ठंडा- 
गरम)। ४-डपमानपूर्वयद। इसका उदाहरण 
$- शङ्कपाण्डुरः (शङ्के समान सफेद)। 
५-उपमानोत्तरपद--इसका उदाहरण है--'पुरूष- 
व्याघ्:' (पुरुषों व्याप्र इव)। ६-सम्भावना- 
पूर्वपद (जिसमें पूर्वपद सम्भावनात्मक हो) 
उदाहरण--गुणवृद्धः (गुण इति वृद्धिः स्यात्‌। 
अर्थात्‌ “गुण' शब्द बोलनेसे वृद्धिकी सम्भावना 
होती है)। तात्पर्य यह है कि “वृद्धि हो'-यह 
कहनेकी आवश्यकता हो तो 'गुण' शब्दका ही 
उच्चारण करना चाहिये। ७-अवधारणपूर्वपद-- 
[जहाँ पूर्वपदमें ' अवधारण' (निश्षय) सूचक 
शब्दका प्रयोग हो, वह] । जैसे --' सुहदेव सुबन्धुक: ' 
(सुद्‌ ही सुबन्धु है) । बहुब्रीहिसमास भी सात 
प्रकारका हौ होता है॥८--११॥ 

१-द्विपद, २-बहुपद, ३-संख्योत्तरपद, ४- 
संख्योभयपद, ५-सहपूर्वपद, ६-व्यतिहारलक्षणार्थ 
तथा ७- दिग्लक्षणार्थ। 'द्विपद बहुव्रीहि'मँ दो ही 
पदोंका समास होता है। यथा-' आरूढभवनो 
चर: '॥ ( आरूढं भवर्न येन सः--इस विग्रहके 
अनुसार जो भवनपर आरूढ हो गया हो, उस 
मनुष्यका बोध कराता है।) “बहुपद बहुव्रीहि'में 
दोसे अधिक पद समासमें आबद्ध होते हैं। इसका 
उदाहरण है--' अयम्‌ अर्चिताशेषपूर्व:।' ( अर्ता 
अशेषाः पवां यस्य सोऽयम्‌ अर्चिताशेषपूर्वः ।) 
अर्थात्‌ जिसके सारे पूर्वज पूजित हुए हों, वह 


4 अध्याय ३५६० 


उ 


'अर्चिताशेपपूर्व” है। इसमें ' अर्चित' अशेष' तथा 
“पूवय तीनों पद समासमें आबद्ध हैं। ऐसा 
समास “बहुपद' कहा गया है। 'संख्योत्तरपद' का 
उदाहरण है-एले विप्रा उपदशाः "ये ब्राह्मण 
लगभग दस हैं'। इसमें 'दस' संख्या उत्तरपदके 
रूपमे प्रयुक्त है। 'द्वत्रा: क्यः" इत्यादि 
संख्योभयपद के उदाहरण हैं। 'सहपूर्वपद'का 
_उदाहरण--'समूलोद्धतक: तरुः '( सह मूलेन उदधृत 
'क॑ शिखा यस्य सः। अर्थात्‌ जडसहित उखड़ 
गयी है शिखा जिसकी, वह वृक्ष)--यहाँ पूर्वपदके 
स्थानें 'सह' (स)-का प्रयोग हुआ है। व्यतिहार- 
लक्षणका उदाहरण है-केशाकेशि, नखानखि 
बुद्धम्‌ (आपसमें झोंटा-झुटौअल, परस्पर नखोसे 
'बकोटा-बकोटीपूर्वक कलह) ॥ १३-१४॥ 
दिगलक्षणार्थका उदाहरण--उत्तरपूर्वा (उत्तर 
और पूर्वक अन्तरालकी दिशा) । द्विगु" समास दो 
प्रकारका बताया गया है। 'एकवद्वाव' तथा 
'अनेकधा' स्थितिको लेकर ये भेद किये गये हैं। 
संख्या पूर्वपदबाला समास 'द्विगु' है। इसे 
कर्मधारयका हौ एक भेदविशेष स्थौकार किया 
गया है। 'एकवद्धाव'का उदाहरण है-द्विवृडम्‌ 
(दो सौंगोंका समाहार)। पञ्चमूली" भी इसीका 


उदाहरण है। “अनेकधा” या 'अनेकवद्धाव'का 
उदाहरण है--समरयःइतयादि। "पञ ब्रमणः 'मे 
समास नहीँ होगा; क्योंकि यहाँ संज्ञा नहीं 
है॥ ₹५॥ 

“इन समास भी दो ही प्रकारका होता है-- 
१-'इतरेतरयोगौ' तथा २-'समाहारवान्‌' प्रथमका 
उदाहरण है-रुब्रविष्णू (रुद्र विष्णु्-रदर 
तथा विष्णु) । यहाँ इतरेतर-योग है । समाहारका 
उदाहरण है--धेरीपटहम्‌ (भेरी च पटहक्, अनयोः 
समाहार:--अर्थात्‌ भेरौ और पटहका समाहार) । 
यहाँ "राग होनेसे इनका एकवद्धाव होता है। 
अव्ययीभाव समास भी दो तरहका होता है-१- 
*नामपूर्वपद” और २-('यधा' आदि) अव्यय- 
पूर्वपद। प्रथमका उदाहरण है-शाकस्य मात्रा- 
'शाकप्रति। यहाँ "शाक" पूर्वपद है और मात्रार्थक 
“प्रति अब्यय उततरपद। दूसरेका उदाहरण-- 
"उपकुमारय्‌-उपरध्यम्‌' इत्यादि हैं। समासको 
प्रायः चार प्रकारो विभक्त किया जाता है-१- 
उत्तरपदार्थकी प्रधानतासे युक्त (तत्युरण), २- 
'उभयपदार्थ-प्रधान दद्ध समास, ३-पूर्वपदार्थ- 
प्रधान ": |" तथा ४-अन्य अथवा 


'खाहापदार्थ- प्रधान 'बहुद्रौहि'॥ १६--१९॥ 


इस प्रकार आदि आसो महागद “समासविधाका कर्ण नामक 
हाँ सौ पचपन अध्याय पूरा हुआ २५५० 


तीन सौ छप्पनवाँ अध्याय 
त्रिविध तद्धित-प्रत्यय 


कुमार स्कन्ध कहते हं कात्यायन! अब 
त्रिविध 'तद्धित'का वर्णन कहूँगा। 'तद्धित के 
जीन भेद हैं-सामान्यावृत्ति तखित, अव्यय तद्धित 
'तथा भाववाचक तद्धित। 'सामान्यावृत्ति तद्धित" 


इस प्रकार है-'अंस' शब्दसे "लच प्रत्यय 
होनेपर 'अंसलः' बनता है; इसका अर्थ है- 
बलवान्‌ 'वत्स' शब्दसे 'लच्‌' प्रत्यय होनेपर 
“बत्सल:' रूप होता है, इसका अर्थ स्नेहवान्‌ है*। 


त-य असर बण काम 0 (५। २। ९८) -. इस सुमो मलः मा ओर यल्‌ के अर्थ प्यास 
और "सशबो “लच्‌' प्रत्यय होल है। सह "काय" तथा “कल” शब्द अ आन सातै गये हँ 'काम' शब्द यहाँ 'लेह'का 


७६४ 


4 अन्तिपुराण- 


“फेन” शब्दस 'इलच्‌' प्रत्यय होनेपर 'फेनिलम्‌'* 
रूप होता है, इसका अर्थ है-फेनयुक्त जल। 
'लोमादिगणसे “श' प्रत्यय होता है, (विकल्पसे 
“मतुप्‌' भी होता है?--इस नियमके अनुसार श" 
प्रत्यय होनेपर "लोमशः" प्रयोग बनता है। ("मतुप 
होनेपर “लोमवान्‌' होता है। इसी तरह 'रोमशः 
रोमबान्‌'--ये प्रयोग सिद्ध होते हैं।) पामादि 
शब्दोंसे “न' होता है-इस नियमके अनुसार 
“पाम” शब्दसे 'न' होनेपर "पामनः" `अङ्गात्‌ | 
कल्याणे।-इस वार्तिकके अनुसार “कल्याण 
अर्थम ' अङग" शब्दसे “न" होनेपर "लक्ष्मणः 
(उत्तम लक्षणे युक्त) ये रूप बनते हैं। वैकल्पिक 
"मतुप" होनेपर तो 'पामवान्‌' आदि रूप होंगे। 
जिसे खुजली हुई हो, वह 'पामन” या “पामवान्‌ 
है। इसी तरह पिच्छादि शब्दोंसे 'इलच्‌' होता 
है-इस नियमके अनुसार 'इलच' होनेपर 
इत्यादि रूप होते हैं। "पिच्छिलः" का अर्थ 
*चंखबान्‌' होता है। मार्गका विशेषण होनेपर यह 
फिसलतयुक्तका बोधक होता है --यथा "पिच्छिलः 
पन्था:।' उरस्वान्‌" का अर्थ 'मनस्वी'_ समझना 


समब 


चाहिये। [-प्र्रद्धर्चाभ्योणः।' (५। २। 
१०१) इस पाणिनि-सूत्रके अनुसार] 'ण' प्रत्यय 
करनेपर “प्रज्ञा” शब्दसे “प्राज्ञ? (प्रज्ञावान्‌), 
"खडा शब्दसे राद्धः" (र्वन्‌) और 'अर्चा' 
शन्दसे 'आ्चः' (अर्चावान्‌) रूप बनते हैं। 
खाक्यमेँ प्रयोग-'प्राज़ो व्याकरणे ।' स्त्रीलिङ्गमेँ 
“ग्राज्ञा' (प्रज्ञावती) रूप होगा। “ण' प्रत्यय 
होनेसे अणन्तत्वप्रयक्त 'डप्‌' प्रत्यय यहाँ नहीं 
होगा। यद्यपि 'प्रकर्षेण जानातीति प्रज्ञः स एव 
अ्जञावान्‌।' प्रज्न एव प्रा: । ( स्वार्थे अण्‌! 
इस प्रकार भी "प्रा" की सिद्धि तो होती है, 
तथापि इससे स्त्रीलिङ्गमेँ 'प्राज़ी' रूप बनेगा, 
जागा" नहीं। “वृत्ति शब्दसे भी "ण प्रत्यय 
होता है बाः (वृतिमान्‌) ।'वाताँ' विद्या इत्पादि। 
उच दाँत हैं इसके-इस अर्थ दत शब्दसे 'उरच्‌' 
प्रत्यय होनेपर दु '--यह रूप होता है। 'दत आत 
उत्च्‌।' (५। २। १०६)-इस पाणिनि-सूबसे उक्त 
अर्थे ' नुः" इस पदकी सिद्धि होती है। 'मधु' 
शब्दसे 'र' प्रत्यय होनेपर 'मधुरप्‌", “सुषि 
शब्दसे “र' प्रत्यय होनेपर “सुषिरम्‌, 'केश' 
शब्दसे 'व' प्रत्यय होनेपर ‘केशवः 'हिरण्य' 


पनत सपि लोके कस का अब बढढ़ ओर अस का मने कज जप कल है, सि तत किसा ओर स 
गत 'सेह' तथा 'बल' के अये ही लिये गये हैं (तबोध) इन आशे परत्यका समुचय नहीं होता; क्योकि तध 
प्रत्यय कालेषर उक अधी तति न होकर आधारको ही परति होही है। कथा तपो गी: ।' असा दुर्बल / त्यादि। 
१, धाणितिके अनुखार'फेमादिलव्‌ ७' (५। २१९९) इस सुको "उल" रय होल है। यहा चके ल वका भी विलये 
न सूचित होत है। सातो लयम्‌" (५।२।९६)- इस सू 'अन्यतशयाम्‌' पदक अतु होती है जिसके यहाँ 
“लुका भौ समु हौ है। इस प्रकार 'फेत' नद तीन रूप होते है-'फेकिल: फेनलः" तथा 'फेजवान्‌' सागर: । 
३, शोभश॥' “पामनः” और 'पिच्छिल:" आदि पदके साधनके लिये पात एक हौ यूका उल्लेख किया है 
) 
(कपिम र" (घ० सऽ ५। २। १०७)-इस सून ` तव होनेपर 'डध' आदि शब्दोसे 'कबर:, सुम्‌, 
“नुच रोग लिड होते हँ। वे क्रमशः कसर भूत, छि, अण्डकोशवान्‌ तथा माधर्वयुखके ओोधक है। 
ञ्य (५१ २। ६०९)--इु सू केश के ब होन करः कप बना तयाम 
को अतुकृति प्रकरणह पा हेते मल वड पुन: उ सुकै जो उसका ग्रहण किया गय, इससे 'इन्‌' और 'ठन्‌' का भी 
समावेश होता है, अतः कशया, केशी ए केकिक---य कण और बो है । ये सभी ज़योग मवा है, चयं 
अनार है। 'केशव:” का अर है“-धुँघराले कलाले भगवान्‌ औक अन्य किसके लिये इस शब्दका प्रयोग नही देखा जाता, 'केशी' 
और “केशिक' उस दका वाचक है, जो आनली था और उसकी र्रर बड़े-बड़े बाल (अवाल) थे। 'केशवान्‌' पद 
याः सभी केशो लिये प्रु होता है। 


तथा “मणि” शब्दोंसे 'ख' प्रत्यय होनेपर | शीतालुः 


'हिरण्यवमणि व:"*' --ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। 
"रजस्‌' शब्दसे वलच' प्रत्यय होनेपर'सजस्वलम्‌"' 
पदकी सिद्धि होती है। १-३। 

“धन', *कर' तथा 'हस्त'-इन शब्दोंसे 
“इनि प्रत्यय होनेपर क्रमशः ' धनी', * करी' और 
*हस्ती'-ये पद सिद्ध होते हैं। “धन' शब्दसे 
“ठन्‌ प्रत्यय होनेपर' धनिकं कुलम्‌' या ' धनिकः 
चुरुष: '--ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। 'पयस्‌' तथा 
*माया' शब्दौंसे 'विनि' प्रत्यय होनेपर "पयस्वी 
'मायावी'-ये रूप बनते हैं। 'कर्णा' शब्दसे 
मत्वर्थीय 'युस्‌' प्रत्यय होनेपर 'कर्णायु:' पदकी 
सिद्धि बतायी गयी है।' "वाच्‌' शब्दसे “ग्मिनि' 
अत्यय होनेपर वगम” तथा ' आलच्‌' प्रत्यय होनेपर 
“बाखालः'-ये रूप बनते है। उसोसे ' आटच्‌" 
प्रत्यय होनेपर "वाचाटः" रूप बनता है। 'फल' 
तथा "बह ' शब्दौंसे 'इनच्‌' प्रत्यय होनेपर क्रमशः 
“फलिनः', 'ब्िण: ये रूप अनते हैं। ' वन्द 
शब्दसे ' आरकन्‌' प्रत्यय होनेपर “वृन्दाएक:'- 
इस पदकी सिद्धि होती है'॥ ४-५॥ 

“ज्ञं न सहते', हिम न सहते'-इस विरहे 
“शीत” तथा 'हिम' बदसे' आलच प्रत्यय करलेपर 


; तथा 'हिमालु:' रूप बनते हैं। 'वात' 
शब्दले 'ठलच्‌' प्रत्यय होनेपर “वातुल:' रूप 
जनता हैँ।'अपत्य' अर्थमें ' अण्‌' प्रत्यय होता है । 
“सिस्य पुमान्‌ वासिष्ठ: ", "कुरोरपत्यं पुमान्‌ 
'कौरव:।' (वसिष्ठकी संतान 'वासिष्ठ' कहलाती 
है तथा कुरुकी संतति “कौरव')--'वहाँ उसका 
निवास है '--इस अर्थमें सप्तम्यन्त “समर्थ ' शब्दसे 
“अण्‌' प्रत्यय होता है। यथा “मथुरायां वासोऽसयेति 
'माथुरः।' (मधुरामें निवास है इसका, इसलिये 
यह “माथुर' है।) 'सोऽस्य वासः।'-वह इसका 
वासस्थान है, इस अर्थमें भी प्रथमान्त 'समर्थसे' 
*अणु' प्रत्यय होता है। “उसको जानता और उसे 
पढ़ता है'-इस अर्थमें द्वितीयान्त “समर्थ” पदसे 
“अण्‌ प्रत्यय होता है । 'चानद्रै व्याकरणमधीते 
तद्‌ वेद वा इति चान्द्र:।' ( चान्द्र एव चान्रकः 


साचे करदः) मादि शब परय 


पढ़ता है, वह 'कौशक' है ॥६--८॥ 


(२. रः का अथ हर्वस दच) रषिः रथ धाः (मतिया) स या के 


कि रु होता है। 


3. 'रल: कृष्पो बलय्‌' (५। २। ११२)--इस सू "वलचु' प्रत्यय हौनेघर क्रमश: 'रजल्बल, 'कृषीबल. 


।जसुतीवल' तथा 'पसिषद्वल' सब्द सिद होते हँ । इसके अर्थ क्रमश इस प्र हैले भए, किसान, जए तथा परिष 
क क समे यछ 

४ अत पिठी (५। २। १९५) वस सू नि" होने नः तथा “ठर्‌' तय होनप पिकः रूप बचे 
है। इसी प्रकार करी, रिकः, हस्ती, हसक रूप बे हँ । चै का अर्थ है-धनआान्‌ तथा 'करी' और 'हस्तौ' का अर्घ 
हा 'पस्थी" का अर्थ है-दूधकाला तथा "मायायी' का आर्थ है-मादा फैलैकाला। “चिति पका विधायक सूर 
१-“अस्सायमेधालजे विः (५।२।१२९)।' ऊख कुछ (५। २। १२३)--कख सु प्रत्यक विधान हु क 
7] 

(चोरः / (५। २। ६२६)-पइस सू “हसन र होला उतकट भिक इति यक्‌ 
उल वोद "आल्‌ और “आट्‌ प्रत्यय होते छै । अच्छो बको बहुत बोलनेकाला बाय” कहलाता है और कु बको 
अधिक चोलमेवाला "वाचाल' और 'वाचाट' कहलाता है। फाडत इस रे 'इतर' और यम आएन 
अस दिको "आकन्‌ प्रत्यय होमर "फलतः" (फलबान), "हिः (खेर) उचा वृकः (सा) प्रो द होत हँ 


७६६ 


+ अ्तियुराण 


सङ 


“थान्यानां भवने क्षेत्रे खज्‌।' (पान्सू० ५। 
२। १)-इस सूत्रके अनुसार धान्योंकी उत्पत्तिके 
आधारभूत क्षेत्रके अर्थम ष्ठन समर्थ धान्य- 
'वाचक शब्दसे 'खज्‌' प्रत्यय होता है। (स्कन्दने 
'कात्यायनको जिसका उपदेश किया, उस कौमार- 
व्याकरणमें भी यह नियम देखा जाता है।) इसके 
अनुसार प्रियंगोर्भवर्न क्षेत्र प्रैयंगवीनम्‌-प्रियंगु 
(कंगनी )की उत्पत्तिक आधारभूत क्षेत्रका बोध 
करानेके लिये “खज्‌ प्रत्यय होनेपर ('ख' के 
स्थानपर 'ईन्‌' आदेश हो जानेपर) 'प्रेयंगवीनम्‌'-- 
यह पद बनता है। इसका अर्थ है-प्रियंगु 
(कँगनी) की उपज देनेवाला खेत'। इसी तरह 
मूँग, कोदो आदिकी उत्पत्तिके उपयुक्त खेतको 
“मौद्रीन' तथा 'कौड्रबीण' कहते हैं। यहाँ ' मुद्ग" 
शब्दसे "खञ्‌ होनेपर 'मौद्रीन' शब्द और ' कोद्रव" 
शब्दसे 'खम्‌' होनेपर 'कौद्रवीण' शब्दकी सिद्धि 
होती है । ' बिदेहस्थापत्यम्‌' (विदेहका पुत्र)--इस 
अर्थमें 'विदेह' शब्दसे 'अण्‌' प्रत्यय होनेपर 
'वैदेहः' पदकी सिद्धि होती है । (इन सबमें आदि 
स्वरकी वृद्धि होती है।) अकारान्त शब्दसे 
“अपत्य' अर्थम 'अण्‌'का बाधक “इ' प्रत्यय 
होता है। आदि स्वरकी वृद्धि तथा अन्तिम 
स्वरका लोप । 'दक्षस्यापत्ये--दाक्षिः, दशरथस्यापत्ये 
दाशरथि:।' इत्यादि पद बनते हैं। “नडादिभ्यः 
फक्‌।' (४। १। ९९)--इस सूतके नियमानुसार 
“नड'-आदि शब्दोंसे 'फक्‌' प्रत्यय होता है। 
“फ' के स्थानमें 'आयन' होता है। अतएव 
“नडस्य गोत्रापत्यं नाडायनः, चरस्य गोत्रपत्यं | 
"चारायणः ।' इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते है । (* कित्‌" 
होनेके कारण आदि वृद्धि हो जाती है।) इसी 
तरह “अश्वस्य गोत्रापत्यम्‌, आश्वायन:' होता 
है। इसमें ' अश्वादिभ्यः फञ्‌।' (४। १। ११०) 
इस सूत्रके अनुसार “फज्‌' प्रत्यय होता है। 


(पोते कुज्जादिध्य: फञ्‌।' ४। १। ९८) यह 
भी फज्‌-विधायक सूत्र है। ब्रष्न, शङ्क, शाकट 
आदि शब्द कुञ्जादिके अन्तर्गत हैं, अतएव 
'शाङ्खायन:', 'शाकटायन;' आदि प्रयोग सिद्ध 
होते हैं।) “मगाँदिभ्यो यज्‌' (४। १। १०५)-- 
इस सूत्रके अनुसार गर्ग, वत्स आदि शाब्दोंसे 
गोत्रापतयार्थक “यज्‌' प्रत्यय होनेपर "गाय 
“बात: इत्यादि रूप बनते हैं। स्त्रीभ्यो ढक्‌ 
(४। १। १२०) के नियमानुसार स्रीपतयानत 
शब्दोंसे 'अपत्य' अर्थमें 'डक्‌' प्रत्यय होता है। 
फिर उसके स्थानमेँ 'एय' होता है। जैसे ' विनतायाः 
पुशः" (विनताका पुत्र) “वैनतेय' कहलाता है। 
*सुमित्रा' आदि शब्द बाढ्ादिगणमें पठित हैं, 
अत: उनसे आप्त्यार्षमें 'इम्‌' प्रत्यय होता है। 
अतएव 'सौमित्रे: न होकर “सौमित्रिः रूप 
जनता है। 'चटका' शब्दसे 'चटकाया ऐरक्‌।' 
(४। १। १२८)-इस सूत्रके विधानानुसार 'ऐरक्‌' 
प्रत्यय होनेपर "चटकाया अपत्य पुमान्‌' (चटकाका 
नर पुत्र) 'चाटकैर' कहलाता है । 'गोधा' शब्दसे 
'ङुक्‌' का विधान है । 'गोधाया ढुक्‌।' (४। १। 
१२९) अतः गोधाका अपत्य 'गोधेर' कहलाता 
है।'आरणुदीचाप्‌।' (४। १ । १३०) के नियमानुसार 
“आरक्‌' प्रत्यय होनेपर ' गौधारः" रूप बनता है। 
ऐसा वैयाकरणो बताया है॥९--११॥ 

“क्षत्र” शब्दसे 'घ' प्रत्यय होनेपर 'घ' के 
स्थामं 'डय' होनेके कारण '्षत्रिय' शब्द सिद्ध 
होता है। ' क्षत्राद्‌ घ:।' (४। १ । १३८)--'जाति' 
ओोधक “घ' प्रत्यय होनेपर ही “क्षत्रियः रूप 
जनता है । अपत्यार्थं तो 'इज्‌' होकर '्तरस्वापत्ये 
पुमान जिः यही रूप बनेगा। “कुलातू खः ।' 
(४। १। १३९) के अनुसार “कुल' शब्दसे 
“ख' प्रत्यय और 'ख' के स्थानमें 'ईन' आदेश 
होनेपर “कुलीन:'-इस पदको सिद्धि होती है। 


७ अध्याय ३०६० 


सम ककछ डक कस ७ ढ़ ७ 2 कस अमान मम 


“कुर्वादिभ्यो ण्यः।' (४। १। १५१) के अनुसार 
आपत्यार्थमे 'कुरू' शब्दस 'ण्य' प्रत्यय होनेपर 
आदिवृद्धिपूर्वक गुण-वान्तादेश होकर “कौरव्यः' 
इत्यादि प्रयोग बनते हैं। 'शरीरावयवाद्‌ यत्‌।' 
(५। १। ६) के नियमानुसार शरीरावयववाचक 
'शब्दोंसे “यत्‌' प्रत्यय होनेपर 'मू्धन्य' तथा "मुख्य 


समास करनेके पशषत्‌ 'गन्यस्येदतपृतिसुसुरभिध्य:।' 
(५।४। १३५)--इस सूत्रके अनुसार अन्तमं 'इ' 
हो जानेसे 'सुगन्धिः--इस शब्दरूपको सिद्धि 
होती है॥ १२॥ 

“तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌।' (५। 
२। ३६) ~ तारकादिगणसे 'इतच्‌' प्रत्यय होता है, 
इस तियमके अनुसार "तारकाः संजाता अस्य 
(हारे उग आये हैं, इसके) इस अर्थे ' तारका" 
शब्दसे 'इतच्‌' प्रत्यय होनेपर "तारकित नभः" 
इत्यदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। 'कुण्डमिव ऊघो 
यस्याः सा' (कुण्डके समान है धन जिसका, 
बह)-इस लौकिक विग्रहमें बहुब्रीहि समास 
होनेपर 'कथसोउनङ्‌।' (५। ४। १३१)-इस 
सूत्रके अनुसार ऊधोऽन्त बहु्रहसे स्त्रीलङ्गमें 
'अनङ" होता है। इस प्रकार 'अनङ्‌' होनेपर 
“बहुव्रीहरूघसो डीष्‌।' (४। १। २५) इस सूत्रसे 
“ङ्‌” प्रत्यय होता है। तत्पश्चात्‌ अन्यान्य 
अक्रियात्मक कार्य होनेके बाद 'कुण्डोषनी' परकी 
सिद्धि होती है। "पुष्य धनुर्यस्य स पुष्यधन्चा' 
(कामदेवः), सटु धनुर्यस्य स सुधन्वा' (श्रेष्ठ 
धनुष धारण कराला योद्धा)--इन दनं बहु्रीहि- 
पदोमें 'धनुषश्च।' (५। ४। १३२)-इस सूत्रसे 
“अनङ्‌ होता है। तत्पश्षात्‌ सुबादि कार्य होनेपर 
“युष्पथन्वा' तथा 'सुधन्वा'-ये दोनों पद सिद्ध 
होते हैं ॥१३॥ 


“विचन वित्त: इति वित्तचुञ्नु:।'--जो धन- 
वैभवके द्वारा प्रसिद्ध हो, वह "विचः" है। 
शब्दशास्त्रे जिसको प्रसिद्धि है, वह "शब्दच" 
कहलाता है। ये दोनों शब्द 'चुञ्ुप्‌' प्रत्यय होनेपर 
निष्पत्न होते हैं। इसी अर्थे 'चणप्‌' प्रत्यय भी 
होता है। यवा--'केशचण:'। जो अपने केशॉसे 
विदित है, वह 'केशचण:' कहा गया है। (इन 
अत्यवोका विधान 'तेन वित्तश्लुखुपूचणपी।' (५। 
२। २६) --इस सूत्रके अनुसार होता है। "पदु" 
शब्दसे “प्रशस्त' अर्थम 'रूप' प्रत्यय होनेपर 
“पटुरूपः' पद बनता है । "प्रशस्त; पटु:-पटरूप: ।' 
जो प्रशस्त पट है, यह 'पढुरूप' कहा जाता है। 
यह 'काप' प्रत्यय 'सुबन्त' और "तिङन्त --दोनों 
प्रकारके शब्दोंसे होता है। 'तिङन्त' शब्दसे इस 
प्रकार होता है प्रशस्तं चति इति ' पचतिरूपम्‌।' 
“पचतिरूपम्‌' का अर्थ है--अच्छी तरह पकाता 
है। अतिशयार्थ-घोतनके लिये “तमए्‌', इट्‌, 
“तरप” और 'ईयसुन्‌--ये प्रत्यय होते हैं। इनमेंसे 
“तरप्‌' और 'ईयसुन्‌'--ये दोनों दोमेंसे एककी 
हतका प्रतिपादन करते हैं और 'तमप्‌' तथा 
“इशन्‌'-ये दोनों बहुतोमेसे एककी श्रेष्ठता बताते 
हैं। पाणिनिने इसके लिये दो सूत्रोंका उल्लेख 
किया है--' अतिशायने तमबिहनौ।' (५। ३। 
५५) तथा 'द्विवचनविभज्योत्तरपदे तरबीयसुनौ ।' 
(५।३।५७)। इसके सिवा, यदि किसी ट्रव्यका 
प्रकर्ष न बताना हो तो “तरप्‌''तमप्‌' प्रत्ययोसे परे 
“आम्‌' हो जाता है। यह “आम्‌' “किम्‌' शब्द, 
"एदन्त' शब्द, तिङन्त पद तथा अब्यय पदसे भी 
होते हैं। इन सब नियमोके अनुसार 'अयम्‌ 
अनयोरतिशयेन घदुः।' (यह इन दोनोंमें अधिक 
चढ़ है)--इस अर्थको बतानेके लिये 'पढु' शब्दसे 
इसन पत्य करलेपर विभकिकार्यपूरवक पटीयान्‌ 
रूप होता है। 'अक्ष' शन्दसे 'तरप' प्रत्यय होनेपर 


७६८ 


'अकषतर' और "पढु' आदि शब्दोंसे उक्त प्रत्यय 
होनेपर “पटुतर;' आदि रूप बनते हैं। तिङन्तसे 
“तरप्‌' प्रत्यय करके अन्तर्मे 'आम्‌' करनेपर 
“पचतितराम्‌' रूप बनता है । 'तमप्‌' और ' आम्‌' 
त्यय होनेपर 'अटतितमाम्‌' इत्यादि उदाहरण 
उपलब्ध होते हैं ॥ १४-१५॥ 

किंचित्‌ न्यूनता तथा असमातिका भाव 
प्रकट करनेके लिये 'सुबन्त' और 'तिङन्त' 
शब्दोंसे 'कल्पप्‌',' देश्य' तथा 'देशीयर प्रत्यय 
होते हैं। ‘ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयर;' (५ 
३। ६७)-इस सूत्रे अनुसार 'मृदु' शब्दसे 
“कल्पप्‌ प्रत्यय होनेपर ' मृदुकल्पः 
है। इसका अर्थ हुआ-'कुछ कम मृदु या 
कोमल'। “ईपदूनः इन्द्र:--इन्द्रकल्प: । ईषदूनः 
अर्क;--अर्ककल्पः ।' इत्यादि उदाहरण इसी तरह 
जाननेयोग्य हँ। षदन: राजा'-इस अर्थे 'राजन्‌' 
शब्दसे 'देशीयर' प्रत्यय करनेपर ' राजदेशीय:' 
तथा 'देश्य' प्रत्यय करनेपर ' राजदेश्य:'--ये रूप 
जनत हैं। इसी तरह “पढु' शब्दसे 'जातीय' प्रत्यय 
करनेपर ' पदुजातीय:' पद बनता है। इसका अर्थ 
है-पहुप्रकार-पढुके प्रकारका। 'थल्‌" प्रत्यय 
्रकारमात्रका बोधक है, किंतु "जातीयर्‌ प्रत्यय 
“प्रकारबान्‌' का बोध कराता है। [इसका विधायक 
'पा० सू० है--'प्रकारबचने जातीयर्‌।' ५। ३। ६९) 
“प्रमाणे द्वयसजदक्षज्‌मात्रच:।' (५। २। ३७)-- 
इस सूत्रके अनुसार 'जल' आदिका प्रमाण बतानेके 
लिये 'सुवन्त' शब्दस 'द्वयसच्‌' 'दघ्तच्‌' तथा 
“मारच प्रत्यय होते हैं। इस नियमसे “मात्च्‌' 


अत्यय होनेपर 'जानुमात्रम' पद बनता है। इसका | यतः 


अर्थ है-घुटनेतक (पानी है)। “करू' शब्दसे 
“यसच्‌ प्रत्यय करनेपर “करुद्वयसम्‌" तथा 
“दष प्रत्यय करनेपर 'ऊरूद्षम्‌'--ये प्रयोग 
जनते हैं ॥ १६-१७॥ 

“संख्याया अवयवे तयप्‌।' (पाण्सू० ५। २। 


४२)-इस सूत्रके अनुसार 'पञ्चावयवा यस्य तत्‌" 
(पाँच अवयव हैं, जिसके वह) इस अर्थम पञ्चन्‌" 
शब्दले "तयप प्रत्यय करनेपर *पञ्चतयम्‌'-यह 
रूप बनता है। 'द्वारं रक्षति, दवारे नियुक्तो बा 
दौवारिकः'-जो द्वारको रक्षा करता है, अथवा 
वरपर रक्षाके लिये नियुक्त है, वह 'दौवारिक' 
है।'रक्षति।' (पा० सू» ४।४। ३३) अथवा 'तत्र 
नियुक्तः।' (पाऽसू० ४। ४। ६९) सूत्रसे यहाँ 
'ठक्‌' प्रत्यय हुआ है। 'ठ' के स्थानमै 'इक' 
आदेश हो जाता है तथा 'द्वारादीनां च।' (७। ३। 
४) इस सूत्रसे 'ऐच' का आगम होता है। फिर 
विभक्तिकार्य होनेपर ' दौवारिक:' इस पदकी सिद्धि 
होतो है। इस प्रकार 'ठक्‌' प्रत्यय होनेपर ' दौवारिक" 
शब्दकी सिद्धि बतायी गयी है। यहाँतक ' तद्धितकी 
सामान्यवृति' कही गयी। अब 'अव्ययसंज़क 
तद्धित'का निरूपण किया जाता है॥ १८॥ 
“यस्मादिति यतः', ' तस्मादिति ततः '-यहाँ 
“पञच्यस्तसिल्‌।' (५। ३। ७) सूत्रके अनुसार 
"तसिल्‌' प्रत्यय होता है। इकार और लकारकी 
इत्संज्ञा होकर उनका लोप हो जाता है। ' तसिल्‌" 
प्रत्यय विभकिसंज्ञक होनेके कारण त्यदादीनामः ।' 
(७। २। १०२) के नियमानुसार अकारान्तादेश हो 
जाता है। अतः, “यत्‌' की जगह 'य' और तत्‌ 
कौ जगह 'त' होनेसे "यतः ', ततः '--यै रूप बनते 
ह। “तसिलादयः प्राक्‌ पाशपः ।' ('तसिल्‌' आदिसे 
लेकर "पाशप्‌ प्रत्ययके पूर्वतक जितने प्रत्यय 
विहित या अभिहित हुए हैं, उन सबकी 
“अव्ययसंज्ञा होती है)-इस परिगणनाके अनुसार 
८ ', 'तत:' आदि शब्द ' अव्यय' माने गये हैं। 
“तसिल्‌ आदियें “ब्रल्‌' प्रत्यय भी आता है। 
इसका विधायक पाजिनिसूत है--' समम्यास्तल्‌।' 
(५। ३। १०) । "यसिमन्िति यत्र’, 'तस्मितरिति 
'सत्र'--इस लौकिक विग्रहम 'त्रल्‌' प्रत्यय होनेपर 
“यस्मिन्‌ ज, "तस्मिन्‌ त्र।' इस अवस्था 


सं, 'सुपो धातुप्रातिपदिकयो:।' (२। ४। ७१) 
ससे विभक्िका लोप और 'त्यदादीनाम; ।' (७। 
२। १०२) सूत्रसे अकारान्तादेश होनेपर “यत्र, 
त्र -इन पाकी सिद्धि बतायी गयी है ।'अस्मिन्‌ | 
काले'--इस लौकिक विग्रहे 'अधुना।' (५। 
३। १७) सूत्रसे 'अधुना' प्रत्य होने ' अस्मिन्‌ 
अधुना' इस अवस्थामें विभक्िलोप, 'इदम्‌" के 
सथानम 'इश्‌' अनुबन्धलोप तथा 'यस्थेति च 
(६। ४। १४८) से इकारलोप होनेपर ' अधुना' 
की सिद्धि हुई। इसी अर्थम “दानीम्‌ प्रत्यय 
होनेपर 'इदम्‌' के स्थानम 'ड" होकर 'इदानीम्‌' 
रूप बनता है। स्वस्मिन्‌ काले'-इस विग्रहमे 
'सर्वकान्यकिंयत्तदः काले दा' (५। ३। १५)-- 
इस ससे 'दा' प्रत्यय होनेपर 'सर्वदा' रूप बनता 
है। 'तस्मिन्‌ काले -तर्हि', "कस्मिन्‌ काले- 


कर्हि" यहाँ 'तत्‌' और 'किम्‌' शब्दोंसे 'काल' | अधस्तात्‌' 


अर्थमें 'अनछतने हिंलन्यतरस्याम्‌।' (५। ३। 
२१)-इस सूत्रसे 'हिंल्‌' प्रत्यय हुआ। फिर 
पूर्ववत्‌ प्रातिपदिकावयव विभक्तिका लोप होकर 
'त्यदादीनाम:।' (७। २। १०२)-इस सूत्रसे 
“तत्‌' के स्थानपर 'त' और “किम: कः।' (७। 
२। १०३) सूत्रसे "किम्‌" के स्थानमें 'क' होनेपर 
“तर्हि और 'कर्हि'-इन पदोंकी सिद्धि कही 
गयी है । 'अस्थिन्‌'--इस विग्रहमें 'तल्‌' प्रत्यकी 
प्राप्ति हुई, किंतु उसे बाधित करके 'इदमो 
(५। ३। ११)--इस सूत्रसे "हः प्रत्यय हो गया। 
फिर 'इदम्‌' के स्थानमे इकार होनेपर “इह' 
रूपकी सिद्धि हुई॥ १९-२०॥ 

“येन प्रकरेण यथा, केन प्रकरेण कथम्‌! 
इन स्थलोपर "प्रकारवचने थाल्‌।' (५। ३। २३) 
के अनुसार 'थाल्‌" प्रत्यय होनेपर “यथा', "तथा" 
आदि रूप होते हैं। 'किम्‌' शब्दसे ' किमशच।' 


इन्द दिशाके अर्थे रूढ होते हैं, ऐसे 'दिशा', 
“देश” और 'काल' र्थं प्रयुक्त शब्दोसे स्वार्थमं 
“अस्ताति प्रत्यय होता है। लोके 'पूर्वस्थाम्‌' 
यह सप्तमी विभक्तिका, 'पूर्वस्या:' यह पञ्चमी 
'विभकतिका तथा “पूर्वा' यह प्रथमा विभक्तिका 
प्रतिरूप है। अर्थात्‌ उक्त शब्द यदि सप्तम्यन्त, 
पञ्चम्यन्त और प्रथमान्त हों, तभी उनसे ' अस्ताति' 
अत्यय होता है। 'पूर्व, 'अधर' और 'अबर' 
शब्दोके स्थानमें क्रमशः 'पुर' 'अध' और 'अब' 
आदेश होते हैं। 'अस्ताति' के स्थानम 'असि' 
अत्ययका भी विधान होता है । इन निर्दिष्ट नियमोके 
अनुसार 'पूर्वस्या दिशि, 'पूरवस्याः दिशः' पां 
खा दिक्‌'-इन लौकिक विग्रहोँमें 'पुरः', 
“पुरस्तात्‌'--यै रूप होते हैं। उसी परार ' अधा, 
अव, अवस्तात्‌'-इत्यादि रूप 
जाने चाहिये। इनके वाक्यप्रयोग "पतात संचोद' 
“पुराद गच्छेत्‌' इत्यादि रूपम होते हैं। ' समाने 
अहति'-इस अर्थे 'सद्य:'-इस शब्दका प्रयोग 
होता है। 'समान'का 'स' और 'अहनि' के 
स्थानमें “स्‌ निपातित होकर "सद्यः '-इस 
पदकौ सिद्धि होती है। 'पूरवस्पित्‌ वर्षे परुत्‌ 
“पूरवतरबचे घरारि' इति (पूर्व वर्षमें--इस अर्थको 
जतानेके लिये 'परुत्‌' शब्दका प्रयोग होता है तथा 
पर्स पूर्व वरषमे--इस अर्थका बोध करानेके लिये 
“घरारि' शब्दका प्रयोग होता है।) पहलेमें "पूरव 
दके स्थानम “घर” आदेश होता है और उससे 
“उत्‌ प्रत्यय किया जाता है। दूसरेमें 'आरि' 
अत्यय होता है और 'पूर्व' के स्थानमें “घर' 
आदेश। 'अस्मिन्‌ संवत्सरे" (इस वर्षमे) इस 
अर्थका बोध करके लिये “ऐप: पदा प्रयोग 
होता है। इसमें 'इदम्‌' शब्दके स्थानमें 'इकार' 


आदेश और उससे परे 'समसण' प्रत्ययका 
'निपातन होता है। अकार-णकारकी इत्संञ्चा हो 
जानेपर 'इभ्सम;'--इस अवस्थार्मे आदिवृद्धि 
और सकारके स्थानमें मूर्धन्यादेश होनेपर 'ऐषप:' 
रूपकी सिद्धि होती है। 'परस्सिन्नाहनि' (दूसरे 
दिन)-के अर्थमें 'पर' शब्दसे 'ए्लि' प्रत्यय 
'करनेपर ' परेद्यवि यह रूप होता है । ' अस्मित्रहनि' 
(आजके दिन) इस अर्थमें 'इदम्‌' शब्दसे 'द्य' 
प्रत्यय होता है और 'इदम्‌' के स्थानमें 'अ' हो 
जाता है। इस प्रकार ' आद्य'-यह रूप बनता है। 
“पूर्वस्मिन्‌ दिने' (पहले दिन) --इस अर्थमें “पूर्व” 
शब्दसे 'एदुस्‌' प्रत्यय होता है तो 'पूर्वु:" यह 
रूप बनता है। इसी प्रकार "परस्मिन दिने 
पद, 'अन्यप्मिन्‌ दिने'--' अन्य: ' इत्यादि 
प्रयोग जानने चाहिये। 'दक्षिणस्यां दिशि वसेत्‌" 
(दक्षिण दिशामें निवास करे।)-इस अर्थमें 
'दक्षिणा' और 'दक्षिणाहि'--ये रूप बनते हैं। 
पहलेमें 'दक्षिणादाच्‌' (५। ३। ३६)--इस सूत्रसे 
'आच' प्रत्यय होता है और दूसरेमें 'आहि च 
दूरे।' (५। ३। ३७)-इस सूत्रे 'आहि' प्रत्यय 
किया गया है। 'दक्षिणाहि वसेत्‌' का अर्थ 
हुआ-'दक्षिण दिशामें दूर निवास करे।' 
“दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌।' (५। ३। २८) तथा 
"उत्तराधरदक्षिणादातिः।' (५। ३। ३४)-इन 
सूत्रेकि अनुसार 'दक्षिणत:', दक्षिणात्‌, ' उत्तरतः, 
'उत्तरात्‌'--ये दो रूप भी बनते हैं। 'उत्तरस्याँ 
दिशि वसेत्‌' (उत्तर दिशामें निवास करे)-इस 
अर्थम 'उत्तराच्य।' (५। ३। ३८)-इस सूत्रके 
अनुसार 'आच्‌' और 'आहि' प्रत्यय होनेपर 
“उत्तरा' तथा 'उत्तराहि'--ये दोनों रूप सिद्ध होते 
हैं। 'अस्ताति' प्रत्ययके विषयभूत "उर र्से 
“रिल्‌' और 'रिष्टातिल्‌' प्रत्यय होते हैं तथा 
“कर्ष्व' के स्थानमें 'उप' आदेश हो जाता है। इस 


दोग सिद्ध होते हैं। 'उत्तर' शब्दले 'एनए' 
अत्यय होनेपर “उत्तरेण' होता है। पूर्त दक्षिणा" 
शब्दकी सिद्धि 'आच्‌' प्रत्यय होनेसे होती है 
इसका निर्देश पहले किया जा चुका है। 'आहि' 
रत्य होनेपर 'दक्षिणाहि" पद बनता है-यह 
"| भी कहा जा चुका है। “दक्षिणाहि वसेत्‌' इसका 


अर्थ भी दिवा जा चुका है। 'संख्याया विधार्थेधा।' 
(५ ३। ४२)-इस सूत्रके अनुसार संख्यावाची 
शब्दोंसे 'था' प्रत्यय करनेपर दविधा, त्रिधा, 
चतुर्था, पञ्चधा इत्यादि रूप होते हैं। 'द्विभा' का 
अर्थ है-दो प्रकारका। 'एक' शब्दसे प्रकार 
अर्धं पूर्वोक्त नियमानुसार जो 'था' प्रत्यय होता 
है, उसके स्थानमें 'ब्यमुम्‌" हो जाता है। 'उम' 
की इत्स हो जाती है। 'ध्यम्‌' शेष रह जाता है। 
'यचा--ऐकथ्यम्‌, 'एकघा' (द्रव्य पा० सू» ५। 
३।४४) । 'ऐकध्य॑ करु त्वम्‌' इस वाक्यका अर्थ 
है-'तुम एक ही प्रकारसे कर्म करो।' इसी 
प्रकार “दवि” और “त्रि' शब्दसे "धा के स्थानम 
*धमुज्‌' होता है। विकल्पसे (द्ष्टव्य--पा० सू० 
५। ३। ४५) । वु" होनेपर दवष, ब्रैधम्‌' रूप 
होते हैं और 'धमुज्‌' न होनेपर 'द्विधा', 'जिधा'। 
“दि”, "त्र शब्दोंसे सम्बद्ध "था" के स्थानम 
“एधाच्‌' भी होता है। यथा-द्वेथा, त्रेथा। ये 
सभी प्रयोग सुदुर हैं॥ २१-२७॥ 

अहाँतक “निषातसंज्ञ़क तद्धित' (अधवा 
अव्ययतद्धित) प्रत्यय बताये गये। अब ' भाववाचक 
तद्धितका' वर्णन किया जाता है।--'तस्य 
भावस्ततलौ।' (५। ११। ११९)-इस सूत्रके 
अनुसार भावबोधक प्रत्यय दो हैं-“त्व' और 
तल्‌" प्रकृतिजन्य बोधमें जो प्रकार होता है, उसे 
“भाव” कहते हैं।“पढु' शब्दसे “पटोभाँव:'--इस 
अर्थे व प्रत्यय होनेपर 'पदुत्वम्‌' रूप होता है 


«अध्याय ३०७० 


और “तल्‌' प्रत्यय होनेपर 'पढुता'। 'पृथो्भावः' 
(पृथुका भाव)--इस अर्थमें 'पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ! 
(५।१। १२२)--इस सूत्रे वैकल्पिक 'इमनिच्‌' 
प्रत्यय होनेपर 'प्रथिमा--यह रूप बनता है। 
“प्रधिमा' का अर्थ है--मोटापन। 'सुखस्य भावः 
कर्म बा' (सुखका भाव या कर्म)-इस अर्थमें 
'गुणवचनब्राहाणादिभ्यः कर्मणि च।' (५। १। 
१२४)-इस सूत्रके अनुसार 'च्यम्‌' प्रत्यय 
होनेपर “सौख्यम्‌'-इस पदकी सिद्धि कही 
गयी -है। *स्तेनस्य भावः कर्म वा' (स्तेन 
चोरका भाव या कर्म)-इस अर्थमें 'स्तेन' 
शब्दसे 'यत' प्रत्यय और “न'--इस समुदायका 
'लोप हो जाता है। (द्रष्ठ्य--पा० सू» ५। १। 
१२५) । इस प्रकार 'स्तेय' शब्दकी सिद्धि होती 


'सख्यम्‌' इस पदकी सिद्धि कही गयी है। यहाँ 
'सख्युर्यः।' (५। १। १२६)-इस सूत्रसे “य' 
प्रत्यय होता है। 'कपेर्भावः कर्म बा'-इस 
अर्थम 'कपिज्ञात्योक्‌।' (५। १। १२७)-इस 
सूत्रसे 'डक्‌' प्रत्यय होनेपर 'कापेयम्‌' पदकी 

इस प्रकार आदि आणोय महते 


सिद्धि होती है। “सेना एव सैन्यम्‌-यहाँ 
स्वार्थ उपसंख्यानम्‌ इस 
चार्तिकके अनुसार स्वार्थमें 'च्यम्‌' प्रत्यय होता 
है। 'शास्त्रीयात्‌ पथ: अनयेतम्‌' (शास्त्रीय पथसे 
जो भ्रष्ट नहीं हुआ है, वह)-इस अर्थमें 
*अर्पध्यर्थन्यायादनपेते।' (४। ४। ९२)-इस 
सूत्रके अनुसार *पथिन्‌' शब्दसे 'यत्‌' प्रत्यय 
होनेपर 'पथ्यम्‌'--यह रूप होता है। 'अश्वस्थ 
आक कर्म वा आश्वप्‌-यहाँ 'अशच' शब्दसे 
“अञ्‌' हुआ है। ('डषटस्य भावः कर्म था 
औह्टम्‌'-यहौँ भी 'अज्‌' प्रत्यय हुआ है।) 
“कुमारस्य भावः कर्म वा कौमारम्‌-इसमे भी 
“कुमार” शब्दसे 'अज्‌' प्रत्यय हुआ। 'यूनोभावः 
कर्म वा यौवनम्‌'--यहाँ भी पूर्ववत्‌ 'युवन्‌' 
शब्दसे ' अम्‌” प्रत्यय हुआ है। इन. सबमें 
अज्‌' प्रत्यय विधायक सूत्र है- 
झन्‌" (५। १। 
१२९)“ आचायं' शब्दसे 'कन्‌' प्रत्यय होनेपर 
'आचार्यकम्‌'--यह रूप बनता है। इसी तरह 
अन्य भी बहुत-से तद्धित प्रत्यय होते हैं, (ने 
अन्य ग्रन्थोंसे जानना चाहिये) ॥ २८-३० ॥ 


"तधि सब्दोंके रूपका कथन भागक 


त सौ छरा अध्याय पूरा हुआ# ३५६४ 
mr 


तीन सौ सत्तावनवाँ अध्याय 
उणादिसिद्ध शब्दरूपोंका दिग्दर्शन 


कुमार स्कन्द कहते हैं-कात्यायन! अब 
“उणादि” प्रत्यय बताये जाते हैं, जो धातुसे परे 
होते हैं। 'कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशूभ्य उण्‌!" 
(१)-इस सूत्रके अनुसार 'कृ" आदि धातुओंसे 
“उण्‌” प्रत्यय होता है। 'करोतीति कारुः।' (जो 
शिल्पकर्म करता है, यह “कार” कहलाता है। 


_लोकभाषामें 


उसे “शिल्पी” या 'कारीगर' कहते 
दासे “उण्‌ प्रत्यय होनेपर अनुबन्धलोप 
वृद्धि तथा विभक्तिकार्य किये जाते हैं। इससे 
“कार:'- इस पदकी सिद्धि होती है। “जि 
तसे “ठण्‌' होनेपर 'जायुः' रूप बनता है 


जायुः" का अर्थ है--औषध। इसकी स्पि 


७७२ 


उनमा 


इस प्रकार समझनी चाहिये "जयति रोगान्‌ इति 
जायु। “मि” धातुसे वही (उण्‌) प्रत्यय 


करोपर “मायु:'-यह पद सिद्ध होता 


/' इसी प्रकार 'स्वदते--रोखते इति 
'साध्नोति घरकार्यामिति साधुः । इत्यादि 
प्रयोग सिद्ध होते हैं। गोमायु, आयुः--इत्यादि 
प्रयोग भी इसी तरह सिद्ध होते हैं। “गोमायु'का 
अर्थ है-गौदड़ तथा ' आयुः' शब्द आयुर्वेदके 
लिये भी प्रयुक्त होता है। 'उणादयो बहुलम्‌" 

(३।३।१) इस सूत्रके अनुसार 'उण्‌' आदि 
बहुल्येन होते हैं। कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते। 
“आयुः, "स्वादः" तथा 'हेतु' आदि शब्द भी 
उणादिसिद्ध हैं। 'किंशारू' नाम है-धान्यके 
'शूकका। 'किं श्रुणातीति किंशारु:'। यहाँ 'किं' 
पूर्वक ' भ धातुसे 'मुण' होता है। “ज्‌' तथा 
“ए अनुबन्ध हैं। किृण्ड। वृद्धि होकर 'किंशार:" 
बनता है। “कृकबाकु:' का अर्थ है-मुर्गा या 
मोर। 'कृकेन गलेन वक्तीति कूकवाकुः ।''कृके 
बच; कक्ष'--इस उणादिसूत्रसे “मुण' प्रत्यय 
होनप कृकवचू-नुण-इस अवस्थामे अनुबन्धलोप, 
'चकारको ककार और ' अत उपथाया:।' (पा० 
सू» ७।२।११६) से वृद्धि होती है। 'भरति 
विभर्ति वा भरु:।' 'भू' धातु से *उ' प्रत्यय, गुण; 
विभक्तिकार्य-भरु:। इसका अर्थ है-भर्ता 
(स्वामी) । मह:--जलहीन देश। मृन्ड गुणादेश, 
विभक्तिकार्य-मर। शी“ड-शयु:। इसका अर्थ 
है--सोया पड़ा रहनेवाला अजगर। त्सरक्उ-त्सरू- 


अर्थात्‌ खड्गकौ मृठ। 'स्वयने प्राणा अनेन' इस 


लौकिक विग्रहमें 


प्रत्यय होता है। फिर गुण 
४" पद बनता है। 'स्वरु' का अर्थ 
न्तरपु। “त्रपु' नाम है शीरोका। 
'फल्गू+ड-फल्गु:--सारहीन। अभिकाइक्षा्थक 'गृध्‌' 
धातुसे 'सुसुधागृधिभ्यः क्रन्‌', (१९२) इस सूत्रके 
अनुसार 'क्रन्‌' प्रत्यय होनेपर गृध्‌, ककार 
जकारकी इल्संज्रा गृध अर्थात्‌ गौथ पक्षी। 
'मदिशकिरच्‌-्मन्दिरम्‌। तिमि» किरच्‌-तिमिरम्‌। 


पिण्डितुण्डिकुकिभूध्य इलच्‌।' (५७)--इस उणादि 
सप्रे अनुसार गत्यर्थक 'घल्‌' धातुसे 'इलच्‌' 
प्रत्यय करनेपर 'सलिलम्‌' यह रूप बनता है। 
"सलति गच्छति निष्नमिति सलिलम्‌'-- यह इसकी 
व्युत्पत्ति है। 'सलिल' शब्द वारि-जलका वाचक 
है। (इसी प्रकार उक्त सूत्रसे ही कलिलम्‌, 
अनिल, महिला--पृषोदरादित्वात्‌ महेला 

शब्द निष्पन्न होते हैं।) भण्डि, इलच्‌- भण्डिलम्‌। 
इसका अर्थ है-कल्याण। ' भण्डिल' शब्द दूतके 
अर्थमें भी आता है। ज्ञानार्थक "विद' धातुसे 
औणादिक 'कसु' प्रत्यय होनेपर विद्‌*क्सु-इस 
अवस्थामें 'लशक्रतद्धिते।' (१।३।८) से 
'ककारकौ इत्संज्ञा तथा 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌।' 
(६।३।२) से उकारकी इतस होती है; ततपशात्‌ 
'विभछि-कार्य करनेपर “विद्वानू'-यह रूप बनता 
है। “विद्वान्‌'का अर्थ है-बुध या पण्डित। 
“शेसतेअस्थिन्‌ राजबलानि इति शिविरम्‌।-इस 
व्युत्यत्तिक अनुसार “शीङ्‌' धातुसे 'किरच्‌' प्रत्यय, 
“शौङ्‌' से 'वुक्‌' का आगम तथा 'शी' के दीर्घ 
ईंकारके स्वानमें हस्व आदेश होनेपर 'शिविर' 


(3 यक रूप होता है। तुक का अच है कदय 

३, "विद धाते तय करने "किट: युः (७॥ १ । ३६)-इस खूकके अनुसार व्‌ धुले पर विद्यमान तके 
स्थान 'वसु' आदेश हो जाता है । यह आदेश वैल होला है। अल: 'विदन्‌ और 'विडान्‌' बै डोरो रूप विशुद्ध कृदना हैं। औफादिक 
“विहन्‌' का अर्थ जुघ है और कठ चिहान का अर्थ जानता हुआ है 


«अध्याय ३५७० 


७७३ 


प बब मनस 


शब्दको सिद्धि होती है। "शिविर' कहते हैं- 
सेनाकी छावनीको। अग्तिपुराणके अनुसार गु 
निवासस्थानको 'शिविर' कहते हैं॥ १-५॥ 
“अव्‌ घातुसे 'सितनिगमिपसि।' (७२) इत्यादि 
सूत्रके अनुसार 'तुङ्‌' प्रत्यय होनेपर वकारके 
स्थानें 'कठ्‌' होकर गुण होनेसे 'ओतु' शब्दकी 
सिद्धि होती है। 'ओतु' कहते है-बिलावको। 
अभिधानमाज़से उणादि प्रत्यय होते हैं। "कृ" 
घातुसे 'न' प्रत्यय करनेपर गुण होता है और 
जकारका णकारादेश हो जानेपर 'कर्ण" शब्दकी 
सिद्धि होती है। कर्ण 'का अर्थ है--कान अथवा 
कन्याकस्थामें कुन्तीसे उत्पन्न सूर्ुत्र कर्ण। "वस्‌ 
भुसे "तु प्रत्यय, अगार अर्थमें उसका 'णित्व' 
होकर वृद्धि होनेसे 'वास्तु' शब्द बनता है। 
"वास्तु" का अर्थ है-गृहभूमि। 'जीव' शब्दसे 
'आठ्कन्‌' प्रत्यय और वृद्धि होकर 'जैवातक' 
शब्दकी सिद्धि होती है। “जैवातृक' का अर्थ 
है-चन्द्रमा।' अनः शकटं वहति।'--इस लौकिक 
विग्रहम ' बह” धातुसे 'क्रिप्‌' प्रत्यय, ' अनस्‌'के 
सकारका डकार आदेश तथा “वह' के वकारका 
सम्प्रसारण होनेपर "अनडुह" शब्द बनता है, 
उसके सुबन्तमें अनड्वान्‌, अनड्वाही इत्यादि 
रूप होते हैं। “जीव्‌' घातुसे 'जीबेरातु: '। (८२) 
इस सूत्रके अनुसार ' आतु' प्रत्यय करनेपर 'जीवातु' 
शब्दकी सिद्धि होती है। 'जौवातु' नाम है 
'संजीवन औषधका। प्रापणार्थक “वह” धातुसे 
“बहिश्रिश्ुयुहुग्लाहात्वरिभ्यो नित्‌।' (५०१) 
इस सूत्रके अनुसार 'नित्‌' प्रत्यय करनेपर 
विभक्तिकार्यके पक्षात्‌ बहिः इस रूपको सिद्धि 
होती है। (इसी प्रकार श्रोणि:, योनिः, 
णिः स्लानिः, हानिः, सूर्णि: बाहुलकात्‌ म्लानिः 
इत्यादि पदोकी सिद्धि होती है।) 'ह' धातुसे 
“इनन्‌ प्रत्यय होनेपर और अनुबन्धभूत चकारका 


लोष कर देनेपर “इ*इन', गुण तथा विभक्ति- 
कार्य-हरिण:--इस रूपको सिद्धि होती है। 
*श्यास्त्याहजविभ्य इनच्‌।' (२१३)-इस 
औणादिक सूतरसे यहाँ 'इनच्‌' प्रत्यय हुआ है। 
“हरिण' कहते हैं-मृगको। यह शब्द कामी तथा 
ाजविशेषके लिये भी प्रयुक्त होता है। ' अण्डन्‌ 
कृसभृवृमः।' (१३४)--इस सूकके अनुसार 'कृ 
आदि धातुओंसे ' अण्डन्‌' प्रत्यय कलप क्रमशः-- 
करण्डः, सरण्ड:, भरण्डः, वरण्ड:--ये रूप 
सिद्ध होते हैं। 'करण्ड' शब्द भाजन और 
भाण्डका वाचक है। मेदिनीकोशके अनुसार यह 
शहदके छत्तेके लिये भी प्रयुक्त होता है। 'सरण्ड' 
शब्द चौपायेका वाचक है। कुछ विद्वान्‌ 'सरण्ड' 
का अर्थ पक्षी मानते हैं। 'बाहुलकात्‌ तृ 
प्लवनतरणयो; ।' इस धातुसे भी ' अण्डन्‌' प्रत्यय 
होकर 'तरण्ड' पदकी सिद्धि होती है। 'तरण्ड' 
शब्द काठके बेड़ेके लिये प्रयुक्त होता है। कुछ 
लोग मछली फैसानेके लिये बनायी गयी बंसीके 
डरको भी 'तरण्ड' कहते हैं। 'वरण्ड' शब्द 
सामवेदके लिये प्रयुक्त होता है। कुछ लोग 
“साम' और 'वजुष्‌'“-दो वेदोंके लिये इसका 
प्रयोग मानते हैं। कुछ लोगोंके मतमें “वरण्ड' 
शब्द मुखसम्बन्धी रोगका वाचक है। 
"स्फायितञ्चिवक्चि (१७८) ।' इत्यादि सूरे 
चृद्धवर्थक “स्फायि' धातुसे 'रक्‌' प्रत्यय होनेपर 
“स्फार' पदकी सिद्धि होती है। 'स्फार' शब्दका 
अर्थ होता है--प्रभूत अर्थात्‌ अधिक। 'मेदिनीकोश'के 
अनुसार “स्फार' शब्द विकट अर्थमें आता है और 
करका या करवा आदि पात्रके भरते समय पानीमें 
जो बुलबुले उठते हैं, उनका वाचक भी 'स्फार' 
शब्द है। “शुसिचिमीना दीर्घ (१९३) ।' इस 
सूने “क्रन्‌ प्रत्यय और पूर्व हस्वस्वरके स्थानमें 
दीर्घ कर देनेपर क्रमशः शूट, सौरं, चीरं, मौर: 


७७४ 


= अम्तिपुराण» 


ये प्रयोग बनते हैं। 'चीर' शब्द गायके द 
वस्त्रविशेष तथा वल्कलके अर्थे प्रयुक्त होता है। 
“भी' घातुसे "भियः कुकन्‌'-- (१९९) इस सूत्रसे 
“कक्‌ प्रत्यय करनेपर ' भीरुक:'--इस पदको 
सिद्धि होती है। इसके पर्यायवाची शब्द है 
“भी” और 'कातर'। 'उच समवाये'--इस 
भुसे 'रन्‌' प्रत्यय करनेपर 'डग्र:' पदकी सिद्धि 
होती है । डग" का अर्थ है--प्रचण्ड । 'वहियूभ्याँ 
णित्‌।'--इस सूत्रके अनुसार 'णित्‌ असच्‌ प्रत्यय 
करनेपर 'बाहस: ', “याबस:'--ये दो रूप सिद्ध 
होते हैं। 'वाहसः' का अर्थ है-अजगर और 
"बावस:'का अर्थ है-तृणसमूह। ` वर्तमाने 
पृषद्वृहन्‌महद्जगच्छत्रिवच्य ।'-- इस सूतके अनुसार 
"गम्‌' घातुसे ' अत्‌ प्रत्ययका निपातन हुआ। 
"गम्‌" के स्थाने 'जग्‌' आदेश हुआ। इस प्रकार 


“जगत्‌ शब्दकी सिद्धि हुईं। 'जगत्‌' का अर्थ पू 


है-भूलोक। 'ऋतत्य्षिवन्यज्य्यर्षि०' इत्यादि 
(४५०) सूत्रके अनुसार 'कृश' धातुसे 'आनुक्‌' 
प्रत्यय करनेपर 'कृशानु:'-- इस पदकी सिद्धि होती 
है। 'कृशानु'का अर्थ है-अग्ि। छोतते इति 
ज्योति: । 'शुतेरिसिन्नादेशक्ष जः।' (२७५)-इस 
सूत्रके अनुसार “युत्‌, धातुसे 'इसिन्‌' प्रत्यय, 
कारका जकारादेश तथा गुण होनेपर "जयोतिः" इस 
पदकी सिद्धि होती है। 'च्योतिः' का अर्थ है-अनि 
और सूर्य। 'अर्च' थातुसे 'कृदाधारासिकलिभ्यः।' 
(३२७)-इस सूत्रके अनुसार “क' प्रत्यय होनेपर 
'अर्कः' पदको सिद्धि होतो है। 'अर्क एवं 
अर्ककः '।स्वार्थे क:। 'अर्कः' पद सूर्यका वाचक | 
है। “कृगृशूवृक्तिध्य: ष्वरच्‌।' (२८६)-इस 
सूत्रके अनुसार वरणार्थक "ब धातुसे तथा याचनार्थक 
'चते' धातुसे “घ्वस्च्‌' प्रत्यय करनेपर क्रमशः 
'चत्वरम्‌'--इन दो पदोंकी सिद्धि होती 
है। व्र" का अर्थ है--प्राकृत जन अथवा कुटिल 


सनुष्य। 'हसिमृग्रिण्वा3भिदमिलुपूषूर्विभ्यस्तन्‌।' 
(३७३) -इस सूत्रके अनुसार हिंसार्थक ' धूर्व 
धालुसे “तन्‌ प्रत्यय करनेपर "धूर्तः -इस पदकी 
सिद्धि होती है। 'थूर्त" शब्दका अर्थ है-शठ। 
“चत्वरम्‌ का अर्थ है--चौराहा। 'लित्वरचत्वरधीयर" 
इत्यादि औणादिक सूत्रसे “चीवरम्‌' इस पदका 
निपातन हुआ है । “चीवरम्‌' का अर्थ है-चिषड़ा 
अथवा भिक्षुका वस्त ख्नेहनार्थक 'जिमिदा' 
अथवा “मिद्‌' घातुसे ' अभिचिमिदिशसिध्यः काः ।' 
(६१३)-इस सूत्रके अनुसार "क्र प्रत्य हुआ । 
ककारका इत्यसंज्ञालोप हुआ--' मिद॒शत्र-भित्र। 
विभक्ति-कार्य करनेपर "म्रः -इस पदकी सिद्धि 
हुई। मित्र" का अर्थ है-सूर्य। नपुंसकलिङगमे 
इसका अर्थ--सुहद्‌ होता है। 'कुवोहस्वक्ष।' इस 
सूत्रके अनुसार 'पुनातीति' इस लौकिक विग्रहमें 
' धातुसे "कत्र प्रत्यय और दौरे स्थानम 
हस्व होनेपर “पुत्र” शब्दकी सिद्धि होती है। 
“पु का अर्थ है बेट । सुवः कित्‌।' (३२८)- 
इस सूत्रके अनुसार प्रणिप्रसवरथक "ह! धातुसे 
"जु" प्रत्यय होता है और वह 'कित्‌' माना जाता 
है। धातुके आदि घकारको सकारादेश हो जाता 
है। इस प्रकार 'सुनु' शब्दकी सिद्धि होती है। 
विभक्तिकार्य होनेपर 'सुनुः' पद बनता है। 
“विश्वकोश' के अनुसार इसका अर्थ पुत्र और 
सूर्य है । 'नबनेहव्वष्षहोतृ७' (२६०) इत्यादि सूतके 
अनुसार 'पितृ' शब्द निपातित होता है। "पातीति 
चिता'। “पा' धातुसे “तृच्‌' होकर आकारके 
स्थाने इकार हो जाता है। पिता, पितरौ, पितर: 
इत्यादि इसके रूप हैं। जन्मदाता या बापको 
'पिता' कहते हैं। विस्तारार्थक 'तन्‌' धातुसे 
“बुतनिध्यां दीर्घकष।' --इस सूत्रके अनुसार 'तन्‌' 
प्रत्यय तथा हस्वके स्थानम दीर्घ होनेपर 'तात' 
शब्दकी सिद्धि होती है। यहाँ अनुनासिक लोप 


० अध्याय ३५८ * 


७७५ 


हुआ है। 'तात' शब्द कृपापात्र तथा पिताके लिये 
प्रयुक्त होता है। कुत्सितशब्दार्थक “पर्द' धातुसे 
“काकु प्रत्यय होता है और वह 'नित्‌' माना जाता 
है। धातुके रेफका सम्प्रसारण और अकारका लोप 
हो जाता है। जैसा कि सूत्र है-पर्देर्निल 
'सम्गरसारणमाशोपश्।' (३६७) 'काकु' प्रत्ययके 
आदि ककारका 'लशक्रतदधित।' (१।३॥ ८)-- 
इस सूत्रसे लोप हो जाता है। इस प्रक्रियासे 
“पृदाकु' शब्दको सिद्धि होती है। परदे 
कुत्सितं "शब्दं करोति इति पृदाकुः।' इसका अर्थ 
है-सर्प, बिच्छू या व्याप्र। 'हसिपृप्रिण्वाउमिद- 
भिलूपृधूर्विध्यस्तन्‌।' (३७३) इस सूते द्वारा 'गृ' 


से "तन प्रत्यय और गुणादेश करनेपर 'गर्त' 
जब्दी सिद्धि होती है । यह 'अवट ' अर्थात्‌ गह्रेका 
वाचक है। 'भुमृशितृ०' इत्यादि (७) सूत्रके अनुसार 
“भू” घातुले 'अतच्‌' प्रत्यय तथा गुणादेश करनेपर 
“भरत' शब्द निष्प होता है। जो भरण-पोषण 
करे, वह' भरत" है। नमतीति नटः' 
अनुसार "जनिदाच्युसृवृमदि« 

सूतरके द्वारा "वम" धातुसे 'डद्‌' प्रत्यय कसेपर 'टि' 
लोप होनेके पक्षात्‌ 'नट' शब्द बनता है। इसका 
अर्थ है--वेषधारी अधिनेता। ये थोडे-से उणादि 
प्रत्यय यहाँ प्रदर्शित किये गये। इनके अतिरिक्त 
भो बहुत-से उणादि प्रत्यय होते हैं॥६--१२॥ 


इस उकार आदि आलेप महतुराणमों 'उचादितिदध पोका वि” मक 
न सौ साच अध्याय पूरा हुआ॥ ३५७॥ 
~ 


तीन सौ अद्ठावनवाँ अध्याय 
तिङ्विभक्त्यन्त सिद्धरूपोंका वर्णन 


कुमार कार्तिकेय कहते हैं-- कात्यायत! अब 
मैं 'तिङ्‌-विभक्ति' तथा 'आदेश'का संक्षेप 
वर्णन करूँगा। तिङ्-प्रत्यय भाव, कर्म और 
कर्ता-तीनोमे होते हैं। सकर्मक तथा अकर्मक 
धातुसे कर्तामे आत्मनेपद तथा परस्मैपद-दोनों 
पदके 'तिङ्गत्यय' होते हैं। (सकर्मकसे कर्ता 
और कर्में तथा अकर्मकसे भाव और क्तम वे 
“तिङ्‌ प्रत्यय हुआ करते हं--यह विवेक कर्तव्य 
है) 'तिङादेश' सकर्मक धातुसे कर्म तया कताम 
बताये गये है। वर्तमानकालकी.क्रियाके बोधके 
लिये धातुसे 'लट्‌' लकारका विधान कहा गया 
है। विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीषट (सत्कारपूर्वक 
व्यापार), समाश्र तथा प्रार्थना आदि अर्थका 
प्रतिपादन अभीष्ट हो तो धातुसे “लिङ्" लकार 
होता है। 'विधि' आदि अर्थोमें तथा आशीर्वाद 
भी "लोट्‌ लकारका प्रयोग होता है। अनद्यतन 


भूतकालका बोध करानेके लिये 'लङ्‌' लकार 
परु होता है। सामान्य भूतकालमें ' लुङ्‌, परक्ष- 
भूमं 'लिट्‌' अनद्यतन भविष्यमै 'लुट्‌' आशीवाद 
“शङ्‌ शेष अर्थ अर्थत सामान्य भविष्यत्‌ अर्के 
जोधके लिये धातुसे 'लुद' लकार होता है- 
क्रियार्था क्रिया हो तो भी, न हो तो भी। 
हेतुहेतुमद्धाव आदि 'लिङ्"का निमित्त होता है; 
उसके होनेपर भविष्यत्‌ अर्थका बोध करानेके लिये 
शासे "लृङ्‌" लकार होता है--क्रियाकी अतिपति 
(असिद्धि) गम्यमान हो, तब। "तङ्‌ प्रत्यय तथा 
'शानच्‌', “कानच्‌'--इनकी आत्मनेपद संज्ञा 
होती है। 'तिङ्‌' विभक्तियाँ अठारह हैं। इनमें 
पूर्वकी नौ विभक्तय 'परस्पैपद' कही जाती हैं। 
वे प्रथमपुरुष आदिके भेदसे तीन भगो बी हैं। 
“तिप तस्‌ अन्तिः-ये तीन प्रथमपुरुष हैं। "सिप्‌, 
स्‌, थ'---ये तीन मध्यमपुरुष हैं। तथा "मए, वस्‌, 


७०६ 


+ अख्विपुरण« 


तिन आलम 


मस्‌'--ये उत्तमपुरुष कहे गये हैं॥ १-५३ ॥ 
“त, आताम्‌, झ'-ये आत्मनेपदके 
प्रथमपुरुषसम्बन्धी प्रत्यय हैं। ' थास, आथाम्‌, 
घवम्‌' ये मध्यमपुरुष हैं।'इ, वहि, महिङ्‌ 
ये उत्तमपुरुष हैं। आत्मनेपदके नौ प्रत्यय "तङ" 
कहलाते हैं और दोनों पदके प्रत्यय “तिङ्‌" शब्दसे 
समझे जाते हैं। क्रियवाची “भू', वा आदि धातु 
कहे गये हैं। भू, एथ्‌, पच, चन्द, ध्वंस, संस्‌, 
पद्‌, अद्‌, शीङ्‌, क्रीड, हु, हा, था, दिव्‌, 
स्वप, नह, पूज्‌, तुद्‌, मृश्‌, मुच, रुध्‌, भुज, 
त्यज, तन, मन और कृ--ये सब धातु शप्‌ आदि 
(विकरण होनेपर क्रियार्थयोधक होते हैं। ' क्रीड, 
चूक; ग्रह, चुर, पा, जी तथा अधि'--ये तथा 
उपर्युक्त धातु "नायक' (प्रधान) हैं। इन्होंके समान 
अन्य धातुओकि भी रूप होते हैं। 'भू' धातुसे 
क्रमशः 'तिङ्‌' प्रत्यय होनेपर “भवति, भवतः, 
भवन्ति'-इत्यादि रूप होते हैं। इनका याक्यमें 
प्रयोग इस प्रकार समझता चाहिये-'स भवति। 
तौ भवत; । ते भवन्ति। त्यै थवसि। युवां भवधः। 
यूय॑ भवथ। अहँ भवामि। आवां भवावः। वय 
भ्वामः।' ये 'भू' धातुके द्‌" लकारमें परस्मैपदी 
रूप हैं। 'भू' धातुका अर्थ है--'होता'। "एथ्‌' 
धातु 'वृद्धि' अर्थमे प्रयुक्त होता है। यह आत्मनेपदी 
धातु है। इसका 'लद॒” लकारमें प्रथमपुरुयके 
-एकवचनम एते" रूप बनता है। वाक्यमें प्रयोग-- 
“एधते कुलम्‌।' (कुलकी वृद्धि होती है)-इस 
प्रकार होता है। 'लद्‌' लकारमें “एथ्‌' धातुके शेष 
रूप इस प्रकार होते हैं-'द्वे एथेते'॥ (दो बढ़ते 
हैं)। यह ट्विवचनका रूप है। बहुवचनमें 'एधन्ते" 
रूप होता है। इस प्रकार प्रथमपुरुषके एकबचन, 
द्विवचन और बहुवचनान्त रूप बताये गये। अब 
मध्यम और उत्तम पुरुषे रूप प्रस्तुत किये जाते 
हैं--'एथसे' यह मध्यमपुरुषका एकवचनान्त रूप 


है। वाक्यम इसका प्रयोग इस प्रकार हो सकता 
है--' त्यहि मेथया एथसे।' (निश्चय हो तुम बुद्धिस 
बढ़ते हो।) 'एथेवे, एथघ्वे' ये दोनों मध्यमपुरुषके 
क्रमशः द्विवचन और बहुवचनान्त रूप हैं। 
"एघे, एथावहे, एधापहे'-- ये उत्तमपुरुषमें क्रमश: 
एकवचन, द्विवचन और बहुवचनान्त रूप हैं। 
बामे प्रयोग--'अहं थिया एथे।' (मैं बुद्धिसे 
बढ्ता हूँ।) 'आवाँ मेथया एधावहे।' (हम दोनों 
सेघासे बढ़ते हैं।) “वयं हरेभंक्त्या एथामहे ।' 
(हम श्रीहरिकी भक्तिसे बढ़ते हँ ।) 'पाक' अर्थम 
“पच्‌' धातुका प्रयोग होता है। उसके “पचति' 
इत्यादि रूप पूर्ववत्‌ ('भू' धातुके समान) होते 
है। "भू" धातुसे भावमें और 'अनु*भू' धातुसे 
कमम 'यक्‌' प्रत्यय होनेपर क्रमश: ' भूषते' और 
*अनुभूयते' रूप होते हैं। भावमें प्रत्यय होनेपर 
क्रिया केवल एकवचनान्त हौ होती है और सभी 
पुरुषे कर्ता दृतीयान्त होनेके कारण एक ही 
क्रिया सबके लिये प्रयुक्त होती है। यथा--'त्वया 
मया अन्यैक्ष भूयते।' जहाँ कर्में प्रत्यय होता है, 
जहाँ कर्म उक्त होनेके कारण उसमें प्रथमा 
विभक्ति होती है और तदनुसार सभी पुरुषों तथा 
सभी वचनॉमें क्रियाके रूप प्रयोगमें लाये जाते 
हँ। यधा-'असौ अनुभूयते। तौ अनुभूयेते। ते 
अनुभूवन्ते। त्वम्‌ अनुभूयसे। युवाम्‌ अनुभूयेथे। 
सूयम्‌ अनुभूयष्वे। अहम्‌ अनुभूये। आवाम्‌, 
अनुभूयावहे । वयम्‌ अनुभूयापहे'॥ ६-१३ ॥ 
अर्थविशेषको लेकर धातुसे "णिच्‌ 'सन्‌', 
“बहू” तथा “यङ्लुक्‌' होते हैं। इन्हें क्रमसे 
'ण्यन्त', 'सत्ननत', “यडन्त' और 'यङ्लुगन्त' कहते 
हैं। जहाँ किसी क्रियाके करताका कोई प्रेरक या 
प्रयोजक कर्ता होता है, वहाँ प्रयोजक कर्ताकी 
'हेलु' संज्ञा होती है और प्रयोज्य कर्ता 'कर्म' बन 
जाता है। प्रयोजकके व्यापार प्रेषण आदि वाच्य 


होनेपर “भू” धातुके 'लद्‌' लकारमें ' भावयति' 
इत्यादि रूप होते हैं। उदाहरणके लिये--'ईक्वरो 
भवति, तं यज्ञदत्त ध्यानादिना प्रेरयति इत्यस्मि 
दत्त ईश्वर भावयति इति प्रयोगो भवति' (ईश्वर 
होता है और यज्ञदत उसको ध्यानादिके द्वार 
प्रेरित करता है--इस अर्थको व्यक्त करनेके लिये 
“यज्ञदत्त ईश्वरं भावयति' यह प्रयोग बनता है)।' 
जहाँ कोई धातु इच्छाक्रियाका कर्म बनता है तथा 
इच्छाक्रियाका कर्ता ही उस धातुका भी कर्ता 
होता है, वहाँ उस धातुसे इच्छाको अभिव्यक्तिके 
लिये 'सन्‌' प्रत्यय होता है। 'भू' धातुके सनम 
“बुभूषति इत्यादि रूप होते हैं। सथा भवितुम्‌ 
इच्छत बुभूषति।' (होना चाहता है |) वक्ता चाहे 
तो 'बुभूषति' कहे अथवा ' भवितुम्‌ इच्छति'-- 
इस वाक्यका प्रयोग करे। यह स्मरणीय है कि 
“सन्‌' और "यङ प्रत्यय परे रहनेपर धातुका 
व हो जाता है। शेष कार्य व्याकरणकी 
प्रक्रियके अनुसार होते हैं। जहाँ क्रियाका समभिहार 
हो, अर्थात्‌ पुनः-पुनः या अतिशयरूपसे क्रियाका 
होना बताया जाय, यहाँ उक्त अभिप्रायका द्योतन 
था प्रकाशन करनेके लिये धातुसे “यह प्रत्यय 
होता है। यड और 'यड्लुगन्त' में धातुका दित्य 
होनेपर पूर्वभागके, जिसे “अध्यास' कहते हैं, 
'इक्‌' का “गुण' हो जाता है। 'भू' धातुके 
“यडन्त मे बोभूयते” इत्यादि रूप होते हैं। “पुनः 
पुनः अतिशयेन वा भवति '-- इस अर्थमें 'योधूयते" 
क्रियाका प्रयोग होता है। यथा--' वषं बोभूयते।' 
(वाद्यवादन बार-बार या अधिक मात्रामें होता 
है) ।"यङ्लुगनत' मे *भू' धके" बोभोति इत्यादि 
रूप होते हैं। अर्थ वही है, जो “यडन्त' क्रियाका 
होता है। 'यन्त' में आत्मनेपदीय प्रत्यय होते हैं 


और 'यङ्लुगन्त' में परस्मैपदीय॥ १४॥ 


आदि प्रत्यय होनेपर उस शब्दकी 'धातु' संज्ञा 
होती है और उसके धातुके ही समान रूप चलते 
हैं। ऐसे प्रकरणको 'नामधातु' कहते हैं। जो 
इच्छाका कर्म हो और इच्छा करनेवालेका सम्बन्धी 
हो, ऐसे 'सुवन्त"से इच्छा-अर्थमें विकल्पसे 'क्यच्‌' 
त्यय होता है। 'आत्यन: पुम्‌ इच्छति।' (अपने 
लिये पुत्र चाहता है)--इस अर्थम 'पुत्रम्‌' इस 
“सुबन्त पदस 'क्यच्‌' प्रत्यय हुआ । अनुबन्धलोप 
होनेपर पुत्र अम्‌ य' हुआ। "सनाद्यन्ता थातवः ।' 
(३।१।३२) से धातुसंज्ञा होकर 'सुपो 
चातुप्रातिपदिकयो;।' (२।४।७०) से 'अम्‌' 
का लोप हो गया। पुत्र-य--इस स्थितिमें ' क्यचि 
च।' (७।४। ३३) ¬ इस सूत्रके अनुसार ' अकारकै 
स्थानें 'ईकार' हो गया। इस प्रकार 'पुत्रीय' से 
"तिप्‌" 'शप्‌' आदि कार्य होनेपर 'पु्रीयति' 
इत्यादि रूप होते हैं। इसी अर्थे 'काम्यच्‌' प्रत्यय 
भी होता है और 'पुत्र' शब्दसे "काम्यच्‌ प्रत्यय 
होनेपर 'पुग्रकाम्यति' इत्यादि रूप होते हैं। 
“टत्‌ भवति इति पटपटायते।' यहाँ ' अव्यक्ता- 
जुकरणाद्दधजजवररधादनिती डाचू।' (५।४।५५) 
इस सूत्रके अनुसार 'भू' के योगमें'डाच' प्रत्यय 
होनेपर 'पटत्‌ डा' इस स्थितिमें "डाचि विवक्षिते 
बहुलम्‌ इस वार्तिकसे दित होकर 'नित्यमग्रेडित 
डाचि।' इस वार्तिकसे पररूप हुआ तो टि- 
'लोपके अन्तर 'पटपटाःभू'-- यह अवस्था प्रास 
हुई। इसके बाद 'लोहितादिडान्थ्यः क्यष्‌।' 
(३।१।१३)-इस सूतरसे 'भवति' इस अर्थम 
“क्यष्‌ प्रत्यय हुआ तो 'पटपटा*क्यप्‌' बना। 
फिर अनुबन्धलोप, धातु संज्ञा तथा धातुसम्बन्धी 
कार्य होनेसे *पटपटायते '--यह रूप सिद्ध हुआ। 
इसका अर्थ है कि “पटपट' की आवाज होती है। 
“घटै करोति।'--इस अर्थमें 'तत्करोति तदाच 


के अनुसार 'घटयति' रूप बनता है। 'सब्नन्त'से 
“णच्‌ प्रत्यय किया जाय तो 'भू' धातुके सन्त 
रूप "बुभूषति की जगह 'बुभूषयति' रूप बनेगा। 
प्रयोग--'गुरुः शिष्य बुभूषयति'॥ १५॥ 

"भू" घातुके 'विधिलिङ्‌" लकारमें क्रमशः ये 
रूप होते हैं-'भवेत्‌, भवेताम्‌, भवेयु:। भवे, 
भवेतम्‌, भवेत। भवेयम्‌, भवेव, भवेम'। 'एथ” 
घातुके 'विधिलिङ में इस प्रकार रूप बनते हैं-- 
"एधेत, एधेयाताम्‌, एघेरन्‌। एधेथाः, एघेयाथाम्‌, 


-एे्वम्‌। एधेय, एभेयहि, एथेमहि। वाक्यप्रयोग-- | धातुके 


“ते मनसा एधेरन्‌ (वे मनसे बढ़ें-उल्नति करें)। 
“तव शरिया एघेथाः।' (तुम लक्ष्मीके द्वारा बढो 
इत्यादि) । 'भू' धातुके 'लोद' लकारमें ये रूप 
होते हैं-'भवतु, भवतात्‌, भवताम्‌, भवन्तु। 
भव-भवतात्‌, भवतम्‌, भवत। भवाति, भवाव, 
भवाम।' 'एथ्‌' धातुके 'लोद' लकारम ये रूप 
जानने चाहिये-'एथताम्‌, एथेताम, एधन्ताम्‌। 
एधस्व, एथेथाम्‌, एथष्वम्‌। एथ, एथावहै, एथामहै।' 
“पच्‌' धातुके भौ आत्मनेपदमें ऐसे ही रूप होते 
हैं। यथा उत्तमपुरुषमें चच, पचावहै, पचामहै ।' 
“अभि पूर्वक “नदि' धातुका लङ्‌” लकारे 
अरधमपुरुषके एकवचनमें ' अभ्यनन्दत्‌ यह रूप 
होता है। "पच्‌' धातुके 'लङ्‌' लकारमें -' अपचत्‌, 
अपचताम्‌, अपचन्‌' इत्यादि रूप होते हैं। “भू” 
घातुके 'लङ्‌' लंकारमें ' अभवत्‌, अभवताम्‌, 
अभवन्‌' इत्यादि रूप होते हैं। 
“लङ्' लकारके उत्तमपुरुषमें -* अपचम्‌, अपचाव, 
अपचाम '-ये रूप होते हैं। 'एथ्‌' धातुके ' लङ 
लकारमें-ऐधत, ऐधेताम्‌, ऐधन्त। ऐशथाः 
ऐथेथाम्‌, ऐथष्वम्‌। ऐधे, ऐघावहि, ऐथामहि--ये 
रूप होते हैं। 'भू' धातुके 'लुङ्‌' लकारमें अभूत, 
अभूताम्‌, अभूवन्‌। अभूः, अभूतम्‌, आभूत। 
अभूवम्‌, अभूव, अभूष'--ये रूप होते हैं। 


*एथ' धातुके “लुङ लकारमें ऐथिष्ट, ऐधिषातम्‌, 
एऐधिषत। ऐशिष्ठा:, ऐथिषाधाम्‌, ऐथिध्वम्‌। ऐशिपि, 
ऐशिष्वहि, ऐथिष्पहि'--ये रूप जानने चाहिये। 
वाक्यप्रयोग-- नरौ ऐधिषाताम्‌' (दो मनुष्य बढ़ें)। 
“भूः धातुके “परोक्षलिद्‌' में 'बभूव, बभूवतुः, 
'बभूवथु, बभूव। बभूव, 

बभूविम।' --ये रूप होते हैं। “पच्‌' 

घातुके आत्पनेपदी 'लिद्‌' लकारमें प्रथमपुरुषके 
रूप इस प्रकार हैं--'पेचे, पेचाते, पेचिरे।' 'एथ्‌' 
"लिट्‌' लकारमें इस प्रकार रूप समझने 


एधाञ्जकृवहे, एथाञ्चकृमहे।' 'पच्‌' धातुके 
'परोक्षलिद्‌' में प्रथमपुरुषके रूप बताये गये हैं। 
मध्यम और उत्तम पुरुषके रूप इस प्रकार होते 
हैं-'पेचिये, पेचाथे पेजिध्वे। पेचे, पेचिवहे, 
चेचियहे।' * भू' धुके 'अनद्धात भविष्य लुट्‌" 
लकारं इस प्रकार रूप जानने चाहिये--' भविता, 
भवितारौ, भवितार:। भवितासि, भवितास्थः, 
भवितास्थ । भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः ।' 
जाक्यप्रयोग-'हरादयों भवितारः।' (हर आदि 
होंगे) “बयं भवितास्म; ।' (हम होगे।) 'पच्‌' 
घातुके 'लुद्‌' लकारे “परस्पैपदीय' रूप इस 
प्रकार हैं-'पक्ता, पक्तारी, पक्तारः, पक्तासि। 
(शेष भूषातुकी तरह) । वाक्यप्रयोग--'त्व॑ शुभौदनं 


धातुके | पक्तासि।' (तुम अच्छा भात राँघोगे।) “पच्‌ 


धुके "लुट" लकास्में ' आत्यनेपदीय' रूप इस 
परकार हैं--प्रधमपुस्षमें तो 'परस्मैधदीय' रूपके 
समाग ही होते हैं, मध्यम और उत्तम पुरुषमें - 
“पक्तासे, पक्तासाथे, पक्ताध्वे । पक्ताहे, पक्तास्वहे, 
पक्तास्महे।' वाक्यप्रयोग -' अहं पक्ताहे।' (मैं 
'पकाऊँगा।) “व हेषु पक्तास्महे।' (हम श्रीहरिके 
लिये चर पकावेंगे या तैयार करें) 'आशीर्लिङ्‌' 


* अध्याय ३५१० 


में 'भू' धातुके रूप इस प्रकार जानने चाहिये-- 
“भयात्‌, भूवास्ताम्‌, भूवासु:। भूयः, भूयास्तम्‌, 
भूयास्त। भूयासम्‌, भूयास्व, भूवास्प। वावयप्रयोग- 
"सुख भूयात्‌।' (सुख हो |) ' हरिशङ्करी भूयास्ताम्‌।' 
(विष्णु और शिव हों) 'ते भूवासुः।' (वे हों।) 
"त्वं भूया:।' (तुम होओ।) 'युवाम्‌ ईश्वरौ 
भूवास्तम्‌।' (तुम दोनों ईश्वर-ऐश्वर्यशाली होओ ।) 
“यूं भूयास्त।' (तुम सब होओ।) 'अहं भूयासम्‌।' 
(मै होऊँ।) "बयं सबंदा भूयास्म।' “यक्ष्‌' धातुके 
आत्मनेपदीय आशिष्‌-लिङ्‌ में इस प्रकार रूप 
होते हैं-'यश्ीष्ट,यक्षयासताम्‌,यक्षीरन्‌। यक्षीष्ठः 

क्षीयास्थाम्‌, यक्षीघ्यम्‌। यक्षीय, यक्षीयहि, 


“यक्ष धातुके 'लुङ्‌' लकारमें ये रूप होते हैं- 
"अयक्ष्यत, अयक्ष्येताप, अयक्ष्यन्त। अयक्ष्यथाः, 
अयक्ष्येधाप्‌, अवक्ष्यध्वम्‌। अयक्ये, अयश्यावहि, 
अधक्ष्यामाहि।' 'एथ्‌' धुके 'लूदू/ लकारके रूप 
इस प्रकार हैँ--' ऐथिष्यत, ऐशिष्येताम, ऐशिप्यस्त। 

इस आकार आदि आगमय महापुशाणमे “शिकवित सिध रूपका वर्ण” कमक 


ऐविप्यथा:, ऐविष्येथाम्‌, ऐविष्यध्वम्‌। ऐिप्ये, 
(ऐथिष्यावहि, ऐथिष्यामहि ।' वाक्यप्रयोग -काचिद्‌ 
आधा नाभविध्यच्चेद्‌ चयम्‌ अरेः ऐथिष्यामहि। 
(सदि कोई बाधा न पड़े तो हम अवश्य शत्नुसे 
चढ़ जायं!) "भू' घातुके लद लका 'भविष्यति, 
भविष्यतः, भविष्यन्ति'-- इत्यादि रूप होते हैं। 
“एष धके लु लका -- एथिष्ये, एथिष्पते 
एथिप्य्ते। एधिष्यसे, एधिष्येथे, एथिप्यथ्वे। 
एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे।' ये रूप होते 
ह॥१६-२९॥ 

इसी प्रकार 'िजन्त' वि-पूर्वक 'भू' धातुके 


'भू' धातुके ' लद लकां 'बोभविष्यति' इत्यादि 
रूप होते हैं। 'नामधातु' में घटं करोति, पटं 
करोति इत्यादि अर्थम जिनके ' घटयति, पटयति" 
इत्यादि रूप कह आये हैं, उन्हीके 'विधिलिङ्' 
में “'घटयेत्‌, पटयेत्‌' इत्यादि रूप होते हैं। इसी 
तरह 'पुगरीयति' और 'पुत्रकाध्यति' इत्यादि 
जामधातु-सम्बन्धिनी क्रियाओकि रूपॉकी ऊहा 
कर लेनी चाहिये॥३०॥ 


वो औँ अदन अध्य पूरा हुआ# ३५८४ 


तीन सौ उनसठवाँ अध्याय 
कृदन्त शब्दोंके सिद्ध रूप 


कुमार कार्तिकेय कहते हँ--कात्यायन! यह 
जानना चाहिये कि 'कृत्‌' प्रत्यय भाव, कर्म 
तथा कर्ता-तौनोमें होते हैं। वे इस प्रकार है 
“अच्‌, अपः, युद, क्तिन्‌, भावार्थक "घस्‌" 
करणार्थक "घञ, 'अ' तथा "ब्य 
आदि। 'अच्‌' प्रत्यय होनेपर 'विनीञ्अच्‌' 
(गुण, अयादेश और विभक्िकार्य)-विनय:। 


(ऋदोरप्‌) उत्कृ*अप्‌-उत्कर: । प्रकृ*अप्‌-प्रकर:। 
दिव+अच्‌-देव:। भद्र+अच्‌=भद्रः। श्रीकृअप्‌- 
औकरः।' इत्यादि रूप होते हैं। 'ल्युद्‌' प्रत्यय 
होनेपर शुभ-ल्युट्‌ (लकार, टकारकी इत्सज्ञा, 
लघूपध गुण) 'युवोरनाकौ।' (७।१।१) से 
अनादेश-'शोभनम्‌-इस रूपकी सिद्धि होती 
है।'बृध' थातुसे 'क्तिन्‌ प्रत्यय करनेपर 'वृध्‌-क्ति' 


(ककारको इत्सज्ञा, तकारका धकारादेश, पूर्व 
धकारका जरत्वेन दकार और विभक्तिकार्य)- 
“ृद्धिः'। स्तुषक्तिन्‌-'स्तुति। मन्‌+क्तिन्‌- 
“पतिः'-ये पद सिद्ध होते हैं। 'धू' घातुसे 
“च्‌” प्रत्यय होनेपर भूम्यञ्‌= भाव: यह 
पद बनता है। णिजन्त 'कृ' धातुसे '्यासश्न्धो 
युच्‌।' (३।३। १०७)--इस सूत्रके अनुसार ' युच्‌' 
प्रत्यय करनेपर कारिभ्यु (णिलोप, अनादेश)- 
'कारणा।' ' भाविश्युच्‌'- 'भावना' इत्यादि पद 
सिद्ध होते हैं। प्रत्ययान्त धातुसे स्तरौलिङ्गमे 'अ' 
प्रत्यय होता है। उसके होनेपर ' चिकित्स«अ, 
'चिकीर्ष,अ- चिकित्सा, चिकोर्षा' इत्यादि पद 
सिद्ध होते हैं। घातुसे 'तव्य' और 'अनीय' 
प्रत्यय भी होते हैं। कृ्तब्य-कर्तव्यम्‌। 
कृअनीय-करणीयम्‌ --इत्यादि पोको सिद्धि 
होती है। 'अचों यत्‌।' (३।१।९७) सूत्रके 
अनुसार 'अजन्त' धातुसे 'यत्‌' प्रत्यय होता है। 
उसके होनेपर दा-यत्‌ ('ई्नति।' सूत्से 'आ' के 


स्थानम 'ईकारादेश', गुण और विभक्तिकार्य)- | धातुसे 


देयप्‌। ध्यै“यत्‌ (' आदेच उपदेशेऽशिति। से 'ऐ' 
के स्थानमें आ, 'ईं्रति' से 'आ' के स्थानें 'ई" 
(विभक्तिकार्य) -प्वेयम्‌--ये पद सिद्ध होते हैं। 
“अहलोप्यत्‌' (३। १ । १२४)-इस सूदे अनुसार 
ज्यत प्रत्यय होनेपर क्‌ -ण्यत्‌ (“चुदू' १।३।७१) 
सूत्रसे णकारकी तथा 'हलन्यम्‌।' (१। ३। ३) 
सूत्रसे तकारकी इत्संगरा। * 
(७।२।११५) से 'वृद्धि' तथा विभक्तिकार्य)- 
-यह पद सिद्ध होता है। यहाँतक 
“कृत्यसंजञक' प्रत्यय कहे गये हैं ॥१-४॥ 
“तत आदि प्रत्यय करता होते है--यह जाननेयोग्य 
बात है। वे कहीं-कहीं भाव और कर्में भौ होते 
है। कर्तामें “गम्‌' धातुसे “क्त' प्रत्यय होनेपर 
'गतः '--यह रूप यनता है। प्रयोगमें (“स आमं 
गतः, स गरामे गत:।' इत्यादि वाकय होते है।इस 


बाक्यका अर्थ है-वह गाँवको गया) । कर्ममें 'क्त' 


अत्ययका उदाहरण है-'त्वया गुरु: आश्लिष्ट:॥' 
(हुमने गुरुका आलिङ्गन किया।) यहाँ कर्ममे 
प्रत्यय होनेसे कर्मभूत “गुरु' उक्त हो गया । अत: 
उसमें प्रथमा विभक्ति हुई। 'त्वम्‌' यह कर्ता 
अनुक्त हो गया। अतः उसमें तृतोया विभक्ति हुई। 
'आश्लिष्‌लकत' (ककारको इतस, 'त' के स्थानमें 
(ह्व'के नियमसे 'टकार' हुआ। तदनन्तर 
विभक्िकार्य करनेपर)-'आश्लि्ट:' पद सिद्ध 
हुआ। वर्तमावार्थबोधक 'लट्‌' लकारमें धातुसे 
“शतृ' और 'शानच्‌' प्रत्यय भी होते हैं। परस्मैपदमें 
“शतृ” और आत्मनेपदमें 'शानच्‌' होता है। 'भू' 
धातुसे 'शत' प्रत्यय करनेपर 'भवन्‌' और 'एथ्‌' 
धातुसे 'शानच्‌' प्रत्यय करनेपर 'एधमानः '-ये 
पद सिद्ध होते हैं। सम्पूर्ण धातुओंसे 'ण्ुल्‌' और 
“तृ प्रत्यय होते हैं। 'भू' धातुसे कर्ता अर्थमें 
*ज्युल्‌' करनेपर 'भावक:' और 'तृच्‌' प्रत्यय 
करनेपर 'भविता'-ये पद सिद्ध होते हैं। 'भू' 
"किष प्रत्यय भी हुआ करता है। 
“स्वयम्‌-भूक्िपू-स्थयप्भू: '--इस पदकी सिद्धि 
होती है। धूतार्थ-बोधके लिये 'लिट' लकाएें धातुसे 
“कसु' और 'कानचु' प्रत्यय होते हैं। परस्मैपदमें 
"कसु' और आत्पनेपदमें 'कानच्‌' होता है। 'भू" 
धातुसे 'कसु' करनेपर “बभूजिबान्‌' और 'पच्‌' 
लु "कसु प्रत्यय कसेपर धवान्‌ ये पद 
सिद्ध होते हैं। इन शब्दोँकी व्युत्पत्ति इस प्रकार 
है-'स बभूव इति बभूविवान्‌।' (वह हुआ था।) 
“स पपाच इति पेचिवान्‌।' (उसने पकाया था।) 
"आत्यनेपदीय घन्‌ धातुसे 'कानच्‌' प्रत्यय कलेपर 
'पेचानः' पद बनता है। 'अद/धा'-इस भुसे 
सि लक 'कानच्‌' त्य केप हनः 
यह पद सिद्ध होता है। 'स पेचे इति पेखान:। स 
अहये इति श्रह्धानः'। ‘कर्मण्यण्‌' से 'अण्‌' 
अत्यय कललपर कुम्भकारः" आदि पद सिद्ध होते 


हैं। भूत और वर्तमान अर्ये भी "उणादि' प्रत्यय होते 
हैं। 'ववौ चति इति वा वायु ।' बाः (युगागम 
एलं विभक्तिकार्व)-बायु:। 'पा“डण्‌-पायु; ।' 'कू+ 
उण्‌+ कारु:।' इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। बहुलं 
इस प्रकार आदि आण्तेस महापुाणमें “कृदन्त शाब्दोके सिद्ध रूपका सांकि वर्णन” नामक 

तीन माँ उनसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ३५९॥ 


'छन्दसि' इस नियमके अनुसार सभी “कृत्‌' प्रत्यय 
वेदमें बाहुल्येन उपलब्ध होते हैं। वहाँ कहीं प्रवृत्ति, 
कहीँ अप्रवृत्त, कहीं वैकल्पिक विधान और कहीं 
कुछ और ही विधि दृष्टिगोचर होती है॥५--८॥ 


तीन सौ साठवाँ अध्याय 
स्वर्ग-पाताल आदि वर्ग 


अग्निदेव कहते हैं--कात्यायन! स्वर्ग आदिके 
जाम और लिङ्ग जिनके स्वरूप हैं, उन शुद्ध 
स्वरूप श्रीहरिका मैं वर्णन करता हूँ-स्वः 
[अव्यय], स्वर्ग, नाक, त्रिदिव [पुलिङ्ग], घो, 
दिव्‌- ये दो स्त्रीलिङ्ग और त्रिविष्टप [नपुंसक] 
ये सब “स्वर्गलोक'के नाम हैं। देव, वृन्दारक 
और लेख-ये (पुँगिङ्ग शब्द) देवताओकि नाम 
हैं। 'रद्र” आदि" शब्द गणदेवताके वाचक हैं। 
विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, किंनर, 
पिशाच, गुह्यक, सिद्ध और भूत-ये सब 
“देवयोनि'के अन्तर्गत हैं। देवढ़िद, असुर और 
दैत्य-ये असुरोंके तथा सुगत और तथागत--ये 
बुद्धके नाम हैं। ब्रह्मा, आत्मभू और सुरण्ये्ठ-- 
ये ब्रह्माजीके; विष्णु, नारायण और हरि-ये 
भगवान्‌ विष्णुके; रेवतीश, हली और राम-ये 
बलभद्रजीके तथा काम, स्मर और पश्चशर-ये 
कामदेवके नाम हैं। लक्ष्मी, पद्मालया और 
पद्मा-ये लक्ष्मीजीके तथा शर्व, स्वे्रर और 
शिव-ये भगवान्‌ शंकरके नाम हैं। उनकी बैंधी 
हुई जटाके दो नाम है-कपर्द और जटाजूट। 
उनके धनुपके भी दो नाम है-पिनाक और 
अजगव। शिवजीके पार्षद प्रमथ कहलाते हैं 
मृडानी, चण्डिका और अस्बिका--ये पार्बतीजोके: 


मातुर और गजास्य (गजानन)--ये गणेशजीके 
तथा सेनानी, आग्निभू और गुह-ये स्वामी 
कार्तिकेयजोके नाम हैं। आखण्डल, शुनासीए, 
सुश्मा और दिवस्पति--ये इन्द्रके तथा पुलोमजा, 
शाची और इनदाणी-चे उनको प्रियतमा शचौ 
देवीके नाम हुँ। इन्द्रके महलका नाम वैजयन्त, 
चुन्रका नाम जयन्त और पाकशासनि तथा हाथीके 
जाम ऐरावत, अभ्रमातङ्ग, ऐरावण और अभ्रमुवध्भ 
है। दिनी (स्त्रीलिङ्ग), पुलिङ्ग और नपुंसकलिङ्गमें 
प्रयुक्त होनेवाला वज, कुलिश (नपुंसक), भिदुर 
(नपुंसक) और पवि (पुलिङ्ग) -ये सब इन्द्रके 
जके नाम हैं। व्योम-यान (जपंश) तथा विमान 
(चुक्ि० नपु०)-ये आकाशमें विचरनेवाले 
देववाहनोंके नाम हैं। पीयूष, अमृत और सुधा- 
ये अपृतके नाम हैं। (इनमें सुधा तो स्त्रीलिङ्ग 
और शेष दोनों ताम नपुंसकलिङ्ग हैं।) देवताओंकी 
सभा 'सुधर्मा' कहलाती है। देवताओंकी नदी 
गङ्गका नाम स्वर्गङ्गा और सुरदीधिका है। उर्वशी 
आदि अप्सराओँको अप्सरा और स्वरवेश्या कहते 
हैं इनमें अप्सरस शब्द स्तरोलिज्न एवं बहुवचनमें 
प्रयुक्त होता है। हाहा, हूहू आदि गन्धर्वोके नाम 
है। अग्नि, बहि, धनंजय, जातवेदा, कृष्णवर्त्मा, 
आश्रयाश, पावक, हिरण्यरेताः, ससि, शुक्ल, 


+ आह से बद और आहित उदि कको जन करक च स रए. द ८ ओर अषि २२ ह। 


आशुशुक्षणि, शुचि और अष्पित्त-ये अग्ने 
जाम हैं तथा और्व, वाडव और वडवानल-ये 
समुद्रे भीतर जलनेवाली आके नाम है 
आगकी ज्चालाके पाँच नाम हं-्चाल, कोल, 
अधिष्‌, हेति और शिखा। इनमें पहले दो शब्द 
स्त्रीलिक़ और पुलिङ्ग दोनोमे प्रयुक्त होते हैं। 
अर्धिष्‌ नपुंसकलिङ्ग है तथा हेति और शिखा 
स्त्रीलिङ्ग शब्द हैं। आगकी चिनगारीके दो नाम 
हैं--स्फुलिज्न और अष्निकण। इनमें पहला तीन | 
लिङ्गम और दूसरा केवल पगमे प्रयुक्त होता 
है। धर्मराज, परेतराद, काल, अन्तक, दण्डघर 
और श्राडदेव--ये यमराजके नाम हैं। राक्षस, 
'कौणप, अश्वप, क्रव्याद, यातुधान और नति 
ये राक्षसोके नाम हैं। प्रचेता, वरुण और पाशी - 
ये वरुणके तथा शसन, सपन, अनिल, सदागति, 
'मातरिश्ा, प्राण, मरुत्‌ और समोरण--ये बायुके 
जाम हैं। जब, रंहस्‌ और तस्स्‌-ये वेगके वाचक 
हैं। (इनमें पहला पुलिङ्ग और शेष दोनों शब्द 
नपुंसकलिङ्ग हैं।) लघु, किपर, अर, हत, सत्वर, 
चपल, दूर्ण, अविलम्बित और आशु--ये शीप्रताके 
अर्थम प्रयुक्त होते हैं। (क्रियाविशेषण होनेपर इन 
सबका नपुंसकलिङ्ग एवं एकवचनम प्रयोग होता | 
है।) सतत, अनारत, अश्रान्त, संतत, अविरत, 
अनिश, नित्य, अनवरत और अजख--ये निरतरके 
वाचक हैं। (ये भी प्रायः क्रियाविशेषणमें हो 
प्रयुक्त होते हैं, केवल “नित्य” शब्दका ही अन्य 
विशेषणोंमें भी प्रयोग होता है।) अतिशय, भर, 
अतिवेल, भृश, अत्यर्थ, अतिमात्र, उद्गाढ, निर्भर, 
तीव्र, एकान्त, नितान्त, गाढ, बाढ और दृढ--ये 
अतिशय (अधिकमात्रा)-के वाचक हैं। गुह्यकेश, 
यक्षराज, राजराज और धनाथिप-ये कुबेस्के 
नाम हैं। किंनर, किम्पुरुष, तुरंगदन और मयु 
ये किनरोके वाचक शब्द हैं। निधि और 


शेवधि--ये- दोनों पललङ्ग शब्द निधिके वाचक 
है। व्योम, अध, पुष्कर, अम्बर, घो, दिव, 
अन्तरिक्ष और ख--ये आकाशके पर्याय हैं। 
(इनमें चो और दिव्‌ शब्द स्तरीलजमं प्रयुक्त 
हेते हैं और शेष सब नपुंसकलिङ्गे!) काषठा, 
आशा, ककुभ्‌ और दिश्‌-ये दिशा-अर्थके 
'बोधक हैं। अध्यन्तर और अन्तराल शब्द मध्यके 
तथा चक्रवाल और मण्डल शब्द गोलाकार 
मण्डल एवं समुदायके वाचक हैं। तडित्वानू, 
चारिद, मेघ, स्तनयिलु और बलाहक--ये मेघके 
पर्याय हैं ॥३-२१॥ 

आदलॉकी घटाका नाम है कादम्बिनी और 
मेघमाला तथा स्तनित और गर्जित-ये 
(नपुंसकलिङ्ग) शब्द मेघणर्जनाके वाचक हैं। 
श्प, शतहदा, हादिनी, ऐशवती, क्षणप्रभा, तडित्‌, 
सौदामिनी (सौदामनी), विद्युत, चञ्चला और 
चपला-ये बिजलीके पर्याय हैं। स्फूर्जयु और 
बज़़-निर्घोष-ये दो बिजलीकी गड़गड़ाहटके 
जाम हैं। वर्षाकी रुकावटको यृष्टिघात और अवग्राह 
कहते हैं। धारा-सम्पात और आसाए-ये दो 
मुसलाधार वृष्टे नाम हैं। जलके छौटों या 
कुहाराँको शौकर कहते हैं। वघकि साथ गिरनेवाले 
ओलॉका नाम करका है। जब मेघोंकी घटासे 
दिन छिप जाय तो उसे दुर्दिन कहते हैं। अन्तर्धा, 
व्यवधा, पुँलिङ्गमें प्रयुक्त होनेवाला अन्तर्थि तथा 
(नपुंसकलिङ्ग) अपवारण, अपिधान, तिरोधान, 
'पिधान और आच्छादन--ये आठ अन्तर्धान (अदृश्य 
होने)-के नाम हैं। अब्ज, जैवात्रिक, सोम, गौः; 
मृगाङ्क, कलानिधि, विधु तथा कुमुद-बन्धु-ये 
चन्रमा पर्याय हैं। चद्रमा और स्वके मण्डलका 
जाम है--बिम्ब और मण्डल। इनमें विम्ब शब्दका 
युँिङ्ग और नपुंसकलिज्ञमें तथा मण्डल-शब्दका 
तीर्नो लिङ्गो प्रयोग होता है। चन्द्रमाके सोलहवें 


भागको कला कहते हैं। भित, शकल और 
खण्ड--ये टुकड़ेके वाचक हैं। चाँदनीको चन्दरिका, 
कौमुदी और जोत्न कहते हैं। प्रसाद और 
प्रसन्नता-ये निर्मलता और हर्षके बोधक 
लक्षण, लक्ष्म और चिह--ये चिहके तथा शोभा, 
कान्ति, झुति और छवि--ये शोभाके नाम हैं। 
उत्तम शोभाको सुषमा कहते हैं। तुषार, तुहिन, 
हिम, अवश्याय, नीहार, प्रालेय, शिशिर और 
हिम--ये पालेके याचक हैं। नक्ष ऋक्ष, भ, 
ताए, तारका और उडु-ये नक्षत्रे पर्याय हैं। 
इनमे उडु शब्द विकल्पे सत्ीलङ्ग और नपुंसक 
होता है। गुरु, जीव और आङ्गिरप-ेबृहसपतिके; 
उशना, भार्गव और कवि--ये शुक्राचार्यके तथा 
विषुंदुद, तप और राहु-ये तीन राहुके नाम हैं। 
राशियोंके उदयको लग्न कहते हँ। मरीचि और 
अत्रि आदि" सस्थि 'चित्रशिखण्डौ'के नामसे 
प्रसिद्ध हैं। हरिश, ध्न, पूषा, घुमणि, मिहिर 
और रवि-ये सूर्यके नाम हैं। परिवेष, परिधि, 
'उपसूर्यक और मण्डल -े उत्पात आदिके समय 
दिखायी देनेवाले सूर्यमण्डलके घेरेका बोध करनेवाले 
है। किरण, उल, मयूख, अंशु, गभस्ति, पूण, 
धृष्णि, भातु, कर, मरीचि और दौधिति-ये 
ग्यारह सूर्यकी किरणेकि नाम हैं। इनमें मरीचि 
शब्द स्त्रीलिङ्ग और पुलिङ्ग दोनों प्रयुक्त होता 
है तथा दीधिति शब्दका प्रयोग केवल स्त्रीलिङ्गं 
होता है। प्रभा, रुक्‌, रुचि, त्विट, भा, आभा, 
बि, चुति, दीति, रोचिष्‌ और शोचिष्‌--ये 
प्रभाके नाम हैं। इनमें रोचिष्‌ और शोचिष्‌-ये 
दो शब्द केवल नपुंसकलिङ्गमे प्रयुक्त होते हैं 
(शेष सभी स्त्रीलिङ्ग हैं)। प्रकाश, झोत और 
आतप--ये तीन धूप या घामके नाम हैं। कोष्ण, 
कवोष्ण, मन्दोष्ण और कदुष्ण-ये थोड़ी गरमीका 


बोध करानेवाले हैं। यद्यपि स्वरूपसे ये नपुंसकलिङ्ग 
हैं, तथापि जय थोड़ी गरमौ रखनेवाली किसी 
बस्तुके विशेषण होते हैं तो विशेष्यके अनुसार 
इनका तीनों लिङ्गोमे प्रयोग होता है। तिग्म, 
तीक्ष्ण और खर-ये अधिक गर्माके वाचक हैं। 
ये भी पूर्ववत्‌ गुणबोधक होनेपर नपुंसकमे और 
गुणवान्के विशेषण होनेपर विशेष्यके अनुसार 
लीनं लिङ्गे प्रयुक्त होते हैं। दिष्ट, अनेहा और 
काल--ये समयके पर्याय हैं। घस, दिन और 
आहन्‌-ये दिनके, सायं शब्द सायंकालका और 
संध्या तथा पितृप्रसू-ये दो संध्याके नाम हैं। 
अत्यूष, अहमुँख, कल्य, उषस्‌ और प्रत्यूपतु-ये 
्रभातकालके वाचक हैं। दिनके प्रथम भागको 
ह, अन्तिम भागको अपराह्न और मध्यभागको 
मध्याह कहते हैं-इन तीनोंका समुदाय त़िसंध्य 
कहलाता है। शर्वरी, यामी (यामिनी) और 
तमौ-ये रात्रिके वाचक हैं। अँधेरी रातको 
मिरा और चाँदनी रात्रिक ज्यौतनी कहते हैं। 
आगामी और वर्तमान--इन दो दिनाँसहित बीचकी 
रात्रिका बोध करानेके लिये पक्षिणौ शब्दका 
प्रयोग किया जाता है । आधी रातके दो नाम है- 
अर्धरात्र और विशौध। रात़िके प्रारम्भको प्रदोष 
और रजनीमुख कहते हैं। प्रतिपदा और पूर्णिमा 
या अमावास्याके बौचमें जो संधिका समय है उसे 
पर्वसँधि कहते हैं। दोनों पशदशियों अर्थात्‌ 
पूर्णिमा और अपावास्थाकों पक्षान्त कहा जाता 
है। पूर्णिमाके दो नाम हैं--पौर्णमासी तथा पूर्णिमा। 
यदि पूर्णिमाको चन्ये समय प्रतिपद्का योग 
लग जानेसे एक कलासे हीन चन्द्रमाका उदय हो 
तो उस पूर्णिमाक “अनुमति' संज्ञा है तथा पूर्ण 
चन्द्रमाके उदय लेनेपर उसे “राका' कहते हैं। 
अमावस्या, अमावास्य दर्श और सूर्दुसंगम- 


ग आ सदस ज उ पल कूद औ दका जहत लेक है 


ये चार अमावास्याके नाम हैं। यदि सबेरे 
चतुर्दशीका योग होनेसे अमावास्याके प्रात:काल 
चन्द्रमाका दर्शन हो जाय तो उस अमावास्याको 
“सिनीवाली' कहते हैं। किंतु चन्द्रोदयकालमे 
अमावस्याका योग हो जानेसे यदि चन्द्रमाको 
कला बिलकुल न दिखायी दे तो वह अमा "कहू" 
कहलाती है॥ २२-४०॥ 

संवर्त, प्रलय, कल्प, क्षय और कल्पान्त 
ये पाँच प्रलयके नाम हैं। कलुष, वृजिन, एनस्‌, 
अघ, अंहस्‌, दुरित और दुष्कृत शब्द पापके 
बाचक हैं। धर्म शब्दका प्रयोग पिङ्ग और 
नपुंसक दोनॉमें होता है। इसके पर्याय हैं-पुण्य, 
श्रेयस्‌, सुकृत और वृष। (इनमें आरम्भके तीन 
जपुंसक और वृष शब्द लिङग है।) मु, प्रति, 
प्रमद, हर्ष, प्रमोद, आमोद, सम्मद, आनन्दथु, 
आनन्द, शर्म्म, शात और सुख--ये सुख एवं 
हके नाम हैं।सव:्रयस, शिव, भ, कल्याण, 
मङ्गल, शुभ, भावुक, भविक, भव्य, कुशल 
और क्षेम-ये कल्याण-अर्थका बोध करनेवाले 
हैं। ये सभी शब्द केवल स्त्रीलिङ्गमें नहीं प्रयुक्त 
होते। दैव, दिष्ट, भागधेय, भाग्य, नियति और 
विधि-ये भाग्यके नाम हैं। इनमें तियति-शब्द 
स्त्रीलिङ्ग है (और विधि पुँिङ्ग तथा आरम्भके 
चार शब्द नपुंसकलिङ्ग हैं)। कषे, आत्पा और 
पुरुष-ये आत्मके पर्याय हैं। प्रकृति या मायाके 
दो नाम हैं-प्रधान और प्रकृति। इनमें प्रकृति 
स्त्रीलिङ्ग है और प्रधान नपुंसकलिङ्ग। हेतु, 
कारण और बौज--ये कारणके वाचक हैं। इनमें 
पहला पुलिङ्ग और शेष दो शब्द नपुंसकलिङ्ग हैं। 
कार्यकी उत्पत्तिमें प्रधान हेतुके दो नाम हैं 
निदान और आदिकारण। चिच, चेतस्‌, हृदय, 
स्वान्त, हत्‌, मानस और मनख्‌-ये चितके 
पर्याय हैं। बुद्धि, मनीषा, थिषणा, धी, पडा, 
शेमुषी, मति, प्रेक्षा, उपलब्धि, चित, संवत्‌, प्रतिपत्‌, 


जति और चेतना-ये बुद्धिके वाचक शव्द हैं। 
धारणाशक्तिसे युत बुद्धिको *मेधा' कहते हैं और 
मानसिक व्यापारका नाम संकल्प है। संख्या, 
विचारणा और चर्चा-ये विचारके, विचिकित्सा 
और संशय संदेहके तथा अध्याहार, तर्क और 
ङह--ये तर्क-वितर्कके नाम हैं। निश्चित विचारको 
निर्णय और निश्चय कहते हैं। 'ईधवर और परलोक 
जहाँ है'--ऐसे विचारको मिथ्या दृष्टि और नास्तिकता 
कहते हैं। भ्रति, मिष्यामति और प्रम-ये तीन 
भ्रमात्मक ज्ञानके वाचक हैं। अङ्गीकार, अभ्युपगम, 
अतिश्रव और समाधि--ये स्वीकार अर्थका बोध 
करनेवाले हैं। मोक्षविषयक बुद्धिको ज्ञान और 
शिल्प एवं शास्त्रे बोधको विज्ञान कहते हैं 
मुक्ति, कैवल्य, निर्वा, श्रेयस्‌, नि: श्रेयस, अमृत, 
मोक्ष और अपवर्ग-ये मोक्षके वाचक शब्द हैं। 
अज्ञान, अविद्या और अहम्मति--ये तीन अज्ञानके 
पर्याय हैं। इनमें पहला नपुंसक और शेष दो शब्द 
स्तरलिक़ हैं। एक-दूसंरेकी राइसे प्रकट हुई 
मनोहारी गन्धके अर्थं 'परिमल' शब्दका प्रयोग 
होता है। वही गन्ध जब अत्यन्त मनोहर हो तो 
उसे आमोद' कहते है। पराणे्रियको त कलेवाली 
उत्तम गन्धका नाम 'सुरभि' है। शुभ शुक्ल, 
जु, शेत, विशद, श्येत, पाण्डर, अवदात, सित, 
गौर, वलक्ष, धवल और अर्जुन-ये श्वेत वर्णके 
वाचक हैं। कुछ पीलापन लिये हुए सफेदीको 
हरिण, पाण्डुर और पाण्डु कहते हैं। यह रंग भी 
बहुत हलका हो तो उसे धूसर कहते हैं। नील, 
असित, श्याम, काल, श्यामल और मेचक-ये 
कृष्णवर्ण (काले रंग) के बोधक हैं। पीत, गौर 
तथा हरिट्राध-ये पीले रंगके और पालाश, हरित 
तचा हरिते हरे रैगके वाचक हैं। रोहित, 
लोहित और रख--ये लाल रंगका बोध करानेवाले 
हैं। रू कमलके समान जिसकी शोभा हो, उसे 
“शोण' कहते हैं। जिसकी लालिमा जान न पड़ती 


+ अध्याय ३६०० 


७८५ 


|स त कक सलमस कस म 


हो, उस हलकी लालीका नाम ' अरुण' है। सफेदी 
लिये हुए लाली अर्थात्‌ गुलाबी रंगको “पाटल' 
कहते हैं। जिसमें काले और पीले--दोनों रंग 
मिले हों वह 'श्याव' और 'कपिश' कहलाता है। 
जहाँ कालेके साथ लाल रंगका मेल हो, उसे धूम्र 
तथा धूमल कहते हैं। कडार, कपिल, पिङ्ग, पिशङ्ग, 
कह तथा पिङ्गल--यै भूरे राके वाचक हैं। चित्र 
किरमार, कल्माष, शबल, एत और कर्बुर--ये 
'चितकबरे रंगका बोध करनेवाले हैं॥ ४१-५६ ई ॥ 

व्याह, उक्ति तथा लपित-ये वचनके 
समानार्थक शब्द हैं। व्याकरणके नियमोंसे च्युत-- 
अशुद्ध शब्दको ' अपभ्रंश' तथा ' अपशब्द' कहते 
हैं। सुबन्त पदका समुदाय ('चैत्रेण शयितव्यम्‌" 
इत्यादि), तिङन्त पदाँका समूह ("पश्य पश्य 
गच्छति” इत्यादि), सुबन्त और तिङन्त-दोनों 
पदका समुदाय (चैत्र: प्ति’ इत्यादि) अथवा 
'कारकसे अन्वित क्रियाका बोध करानेवाला पद- 
समूह ('घटमानय') इत्यादि-ये सभी "वाक्य 
कहलाते हैं। पूर्वकालमें बीती हुई सच्ची घटनाओका 
वर्णन करनेवाले ग्रन्थको 'इतिहास' तथा "पुरावृत्त" 
कहते हैं। (सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और 
बंशातुचरित-इन) पाँच लक्षणोंसे युक्त व्यासादि 
मुतियोके प्रन्थका नाम 'पुराण' है। सच्ची 
घटनाको लेकर लिखी हुई पुस्तक “आख्यायिका' 
कहलाती है। कल्पित प्रबन्धको “कथा' कहते हैं। 
संग्रहके वाचक दो शब्द हैं--समाहार तथा संग्रह । 
अमूझ पहेलीको 'प्रबक्िका' और "प्रहेलिका 
कहते हैं। पूर्ण करनेके लिये दी हुई संक्षिस 
'पदावलीका नाम “समस्या' और *समासार्या' है। 
वेदार्थके स्मरणपूर्वक लिखे हुए धर्मशास्त्रको 
“स्मृति! और 'धर्मसंहिता' कहते हैं। आख्य, 
आहा और अभिधान--ये नामके वाचक हैं। 
“वार्ता' और 'वृत्तान्त'-दोनों समानार्थक शब्द 
है। हूति, आकारणा और आह्वान--वे पुकारनेके 
362 अग्नि पुराण रू 


अर्थम आते हैं। वाणीके आरम्भको “उपन्यास' 
और 'वाङ्मुख' कहते हैं। विवाद और व्यवहार 
मुकदमेबाजीका नाम है। प्रतिवाक्य और उत्तर 
ये दोनों समानार्थक शब्द हैं। उपोद्धात और 
उदाहार-ये भूमिकाके नाम हैं। झूठा कलङ्क 
लगानेको मिथ्याभिशंसन और अभिशाप कहते 
है। वश और कोर्ति--ये सुवशके नाम हैं। प्रश्न, 
पच्छा और अनुवोग--इनका पूछनेके अर्थं प्रयोग 
होता है। एक ही शब्दके दो-तीन बार उच्चारण 
करको “आम्रेडित' कहते हैं। परायी निन्दाके 
अर्थमें कुत्सा, निन्दा और गर्हण शब्दका प्रयोग 
होता है। साधारण बातचीतको आभाषण और 
आलाप कहते हैं। पागलॉकी तरह कहे हुए 
असम्बद्ध या निर्थक वचनका नाम प्रलाप है। 
बारबार किये जानेवाले वार्तालापको अनुलाप 
कहते हैं। शोकयुक उदाएका नाम विलाप और 
परिदेवन है । परस्पर विरुद्ध बातचौतको विप्रलाप 
और विरोधो कहते हैं दो व्यकतियोके पारस्परिक 
जार्तालापका नाम संलाप है। सुप्रलाप और 
सुवचन--यै उत्तम वाणीके वाचक हैं। सत्यको 
'छिपानेके लिये जिस वाणीका प्रयोग किया जाता 
है, उसे अपलाप तथा निहव कहते हैं। अमङ्गलमयी 
'चाणीका नाम उशती है। हृदयमें बैठनेवाली 
युछियुक्त जातको संगत और हदयंगम कहते हैं। 
अत्यन्त मधुर वाणीम जो सान्त्वना दी जाती है, 
उसे सान्त्व कहते हैं। जिन बातोंका परस्पर कोई 
सम्बन्ध न हो, वे अबद्ध और निरर्थक कहलाती 
है। नुर और परु शब्द कठोर वाणीके तथा 
अश्लील और ग्राम्य शब्द गंदी बातोके बोधक 
हैं। प्रिय लगनेवाली वाणीको सूनृत कहते हैं। 
सत्य, तथ्य, ऋत और सम्यक्‌--ये यथार्थ वचनका 
बोध करानेवाले हैं। नाद, निस्वान, निस्वन, 
(आरव, आराव, संराव और विराव-ये अव्यक्त 
शब्दके वाचक हैं। कपड़ों और पत्तोंसे जो 


आवाज होती है, उसे मर्मर कहते हैं। आभूषणोंकी 
ध्वनिका नाम शिक्षित है। वोणाके स्वरको निक्रण 
और काण कहते हैं तथा पक्षियांके कलरवका 
जाम वाशित है। एक समूहकी आवाजको कोलाहल 
और कलकल कहते हैं। गीत और गान-ये 
दोनों समान अर्थके बोधक हैं। प्रतिशत्‌ और 
प्रतिध्वान--ये प्रतिध्वनिके वाचक हैं। इनमें 
पहला स्त्रीलिङ्ग (और दूसरा नपुंसकलिङ्ग) है। 
चीणाके कण्ठसे निषाद आदि स्वर प्रकट होते 
हैं॥५७-६९॥ 

मधुर एवं अस्फुट ध्वनिको “कल कहते हैं 
और सूक्ष्म कलका नाम काकली है। गम्भीर 
स्वरको “मनर तथा बहुत ऊँची आवाजको 'तार' 
कहते हैं। कल, मन्द्र और तार-इन तौनों 
शब्दोंका तीनों ही लिज्ॉमें प्रयोग होता है। गाने 
और बजानेकी मिली हुई लयको एकताल कहते 
हैं। वीणाके तीन नाम हैँ-वीणा, वलकी और 
विपच सात तासे बजनेवाली यौणाका (जिसे 
हिंदीमें सतार या सितार कहते हैं) परिवादिनी 
जाम है। (बाजोके चार भेद हैं-तत, आनद्ध, 
सुधिर और घन। इनमें) वीणा आदि बाजेको तत, 
ढोल और मृदज्ञ आदिको आनद्ध, बाँसुरी आदिको 
सुषिर और काँसकी झाँझ आदिको घन कहते हैं 
इन चारों प्रकारके बाजोंका नाम वाद, वादित्र 
और आतोद्य है। ढोलके दो नाम हैं-मुदज् और 
मुरज। उसके तीन भेद हैं-अङ्कघ, आलिङ्गय 
और कर्ष्य। सुयशका ढिंढोरा पीटनेके लिये जो 
डका होता है, उसे यश:पटह और ढक्का कहते हैं। 
भेरीके अर्थमें आनक और दुन्दुभि शब्दोंका प्रयोग 
होता है। आनक और पटह--ये दोनों पर्यायवाची 
शब्द हैं। झझंरी (झाँज) और डिण्डिम (ढिंढोरा) 
आदि बाजोके भेद हैं। मर्दल और पणव--ये 
दोनों समानार्थक हैं (इन्हें भी एक प्रकारका बाजा 


हो समझना चाहिये)। जिससे गाने-बजानेकी 
क्रिया और कालका विवेक हो, उस गतिका नाम 
“ताल' है। गौत और वाद्य आदिका समान 
अवस्थामे होना 'लय' कहलाता है। ताण्डव, 
जाटय, लास्य और नर्तन--ये सब 'नृत्य'के 
बाचक हैं। नृत्य, गान और बाद्य-इन तीनॉको 
“तौर्वतरक' एवं 'नाटय' कहते हैं। नाटकर्मे 
राजाको भट्टारक और देव कहा जाता है तथा 
उनके साथ जिसका अभिषेक हुआ हो, उस 
महारानीको देवी कहते हैं। शृज्ञार, वीर, करुण, 
अदु, हास्य, भयानक, बीभत्स तथा रौद्र-ये 
आठ रस हैं। इनमें शृङ्गार-रसके तीन नाम हँ- 
शङ, शुचि और उज्वल। वीर-रसके दो नाम 
है--उत्साहवर्धन और चीर। करुणका बोध 
करनेवाले सात शब्द हैं--कारुण्य, करुणा, घृणा, 
कृपा, दवा, अनुकम्पा तथा अनुक्रोश। हस, हास 
और हास्ये हास्यरसके तथा बीभत्स और 
विकृत शब्द बीभत्स-रसके वाचक हैं। ये दोनों 
शब्द तौनों लिङ्गो प्रयुक्त होते हैं। अद्भुतका 
बोध कानवले चार शब्द हैं--विस्मय, अदत, 
आश्चर्य और चित्र। भैरव, दारुण, भीष्म, घोर, 
भीम, भयानक, भयंकर और प्रतिभय--ये भयानक 
अर्थका बोध करनेवाले हैं। रौ्रका पर्याय है 
उम ये अद्भुत आदि चौदह शब्द तनो सिङ्गो 
पयु होते है। दर, जास, भीति, भी, साध्यस 
और भय--ये भयके वाचक हैं। रति आदि 
मानसिक विकारोको भाव कहते हैं। भावको 
व्यक्त कलनवाले रोमा आदि कार्योका नाम 
अनुभाव है। गर्व, अभिमान और अहंकार-ये 
अमंडके नाम हैं। “मेरे समान दूसरा कोई नहीं है' 
ऐसी भावनाको मान और चित्तसमुन्नति कहते हैं। 
अनादर, परिभव, परिभाव और तिरस्क्रिया-े 
अपमानके वाचक हैं। रडा, लजा, तरपा और 


= अप्याय ३६०० 


७८७ 


लडन 


ही--ये लाजका बोध कराेवले हैं। दूसरेके 
धनको लेनेकी इच्छाका नाम आभिध्यान है। 
कौतूहल, कौतुक, कुतुक और कुदूहल--ये चार 
कौतुकके पर्याय हैं। विलास, विव्योक, विध्रम, 
ललित, हेला और लीला--ये श्रज्ञार और भावसे 
प्रकट होनेवाली स्त्रयॉकी ष्टा हाव' कहलाती 
हैं। इव, केलि, परिहास, क्रीडा, लोला तथा 
कर्दन-ये खेल-कूद और हसी-परिहासके वाचक 
हैं। दूसरॉपर आक्षेप कसे हुए जो उनकी हँसी 
'उड़ायी जाती है, उसका नाम 'आच्चुरितक' है। 
मन्द मुस्कानको 'स्मित' कहते हैं॥७०--८५॥ 

जौचेके लोकका नाम अधोभुवन और पाताल 
है। छि, ४, यपा और सुषि-ये छिद्के 
दाचक हैं। पृथ्वीके भीतर जो छेद (खंदक 
आदि) होता है, उसे गर्त और अवट कहते हैं। 
तमि, तिमिर और तम--ये अन्धकारके वाचक 
हैं। सर्प, पृदाकु, भुजग, दन्दशूक और बिलेशय 
चे साँपोकि नाम हैं। विष, श्वेड और गरल-- 
यै जाहरका बोध करानेवाले हैं। निरय्‌ और 
दुर्गति-ये नरककै नाम हुँ। इने दुर्गति शब्द 
सिङ्ग है। पयस, कीलाल, अमृत, उदक, 
भुवन और वन-ये जलके पर्याय हैं। भङ्ग, तरंग, 
मि, कोल और उल्लोल-ये लहरके नाम हैं। 
पृषत, बिन्दु और पृषत--यै जलकी बूँद नाम 
हुँ। कूल, रोध और तौर-ये तटके वाचक हैं। 
जलसे तुरंतके बाहर हुए किनारेको 'पुलिन' कहते 
हैं। जम्बाल, प्क और कर्दप-ये कौचढ़के नाम 
हैं। तालाब या नदी आदिके भर जानेपर जो 
अधिक जल बहने लगता है, उसे “जलोच्छास” 
और "परीवाह" कहते हैं। सूखी हुई नदी आदिके 


तर जो गहरे गड्ढेमें बचा हुआ जल रहता है, 
उसका नाम 'कूपक' और 'विदारक' है। नदी 
पार करनेके लिये जो उतराई या खेवा दिया जाता 
है, उसे आतर एवं तरपण्य कहते हैं। काठकी 
नी हुई बाल्टी या जल रखनेके पात्रका नाम 
द्रोणी है (इससे नावका पानी बाहर निकालते 
ह)। पैले जलको 'कलुष' और 'आविल', साफ 
पानीको ' अच्छ' और 'प्रसन्न' तथा गहरे जलको 
“गम्भीर' और *अगाध' कहते हैं। दाश और 
कैवर्त-ये मल्लाहके नाम हैं। शम्बूक और 
जलशुक्ति--ये सीपके वाचक हैं। सौगन्धिक और 
'कहार--ये श्वेत कमलके वाचक हैं। नील कमलको 
इन्दीवर कहते *। उत्पल और कुवलय--ये 
कमल और कुमुद आदिके साधारण नाम हैं। श्वेत 
उत्पलको कुमुद और कैरव कहते हैं। कुमुदकी 
जड़का नाम शालूक (सेरुकी) है। पदा, तामरस 
और कञ्ज--यै कमलके पर्याय हैं। नील उत्पलका 
जाम कुवलय और रक्त उत्पलका नाम कोकनद 
बताया गया है। पद्मकंद अर्थात्‌ कमलकी जड़का 
जाम करहाट और शिफाकंद है। कमलके केसरको 
किञ्जल्क और केसर कहते हैं। ये दोनों शब्द 
स्त्रीलिङ्गके सिवा अन्य लिङ्गम प्रयुक्त होते हैं। 
स्त्रीलिङ्ग खनिशन्द और आकर--ये खानके 
जाचक हैं। बड़े-बड़े पर्वतॉके आसपास जो 
छोटे-छोटे पर्वत होते हैं, उन्हें पाद और प्रत्यन्तपर्वत 
कहते हैं। पर्वतके निकटकी नौची भूमि (तराई)- 
को उपत्यका तथा पहाड़के ऊपरकी जमीनको 
अधित्यका कहते हैं। इस प्रकार मैंने स्वर्ग और 
पाताल आदि वर्गका वर्णन किया। अब अनेक 
अर्थवाले शब्दोंको श्रवण कीजिये ॥ ८६--९५॥ 


इसा अकार आदि आसय महापुराणर्मों कोलविषयक 'स्वर्ग- पाताल आदि बोकी वर्णन नामक 
जीत सौ साठा अध्याव पूर हुआ ३६०४ 
ee 


तीन सौ एकसठवाँ अध्याय 
अव्यय-वर्ग 


अग्निदेव कहते हँ--वसिष्ठजी !' आङ्‌' अव्यय 
ईषत्‌ (स्वल्प), अभिव्याप्ति तथा मर्यादा (सीमा) 
अर्थम प्रयुक्त होता है। साथ ही धातुसे उसका 
संयोग होनेपर जो विभिन्न अर्थ प्रकाशित होते हैं, 
'उन सभी अर्थोमें उसका प्रयोग समझना चाहिये। 
“आ! प्रगृह्मसंत्षक अव्यय है। इसका वाक्य और 
स्मरण अर्थमें प्रयोग होता है । 'आ:' अव्यय कोप 
और पीडाका भाव द्योतित करनेके लिये प्रयुक्त | 
होता है। “कु” पाप, कुत्सा (घृणा) और ईत्‌ | 
अर्थमें तथा *थिक्‌" फटकार और निन्दाके अर्थमें 
आता है। 'च' अव्ययका प्रयोग समुच्चय, 
समाहार' अर्थमें होता है। अन्वाचय, इतरेतरयोग" 
और 'स्वस्ति' आशीर्वाद, क्षेम और पुण्य आदिके 
अर्थमें तथा 'अति' अधिकता एवं उ्लङ्घनके 
अर्थम आता है। 'स्वित्‌' प्रश्न और वितर्कका भाव 
व्यक्त करम तथा 'तु' भेद और निक्चयके अर्थम 
प्रयुक्त होता है। 'सकृत्‌'का एक ही साथ और 
एक बारके अर्थम तथा ' आशत्‌'का दूर और 
समीपके अर्थम प्रयोग होता है। 'पश्चात्‌' अव्यय 
पश्चिम दिशा और पीछेके अर्थमें तथा 'उत' शब्द 
“अपि'कै अर्थ (समुच्चय और प्रश्)-में एवं 
विकल्प अर्थमें आता है। "रक्ष्‌" पुनः और 
सदाके अर्थम तथा 'साक्षात्‌' प्रत्यक्ष एवं तुल्यके 
अर्थम प्रयुक्त होता है। “बत' अव्ययका प्रयोग 
खेद, दया, संतोष, विस्मय और सम्बोधनका 
भाव व्यक्त करनेमें होता है। 'हन्त' पद हर्ष, 


अनुकम्पा, वाक्यके आरम्भ और विषादके अर्थम 
आता है। 'ग्रति' का प्रतिनिधि, वीप्सा एवं लक्षण 
आदिके अर्थे प्रयोग किया जाता है। 'इति' शब्द 
हेतु, प्रकरण, प्रकाश आदि और समाक्िके अर्थे 
गुर होता है। 'पुरस्तात्‌' पद पूर्व दिशा, प्रथम 
और पुरा (पूर्वकाल)-के अर्थम आता है।'अग्रत:" 
(आगे)-के अर्थमें भी इसका प्रयोग होता है। 
“यावत्‌ और 'तावत्‌' पद समग्र, अवधि (सीमा), 
आप और अवधारणके अर्थमें आते हैं। 'अधो' 
एवं “अथ' शब्दका प्रयोग मङ्गल, अनन्तर, 
आरम्भ, प्रश्न और समग्रताके अर्थमें होता है। 
"वृथा' शब्द निरर्थक और अविधि अर्थका घोतक 
है। 'चाना' शब्द अनेक और उभय अर्धमें आता 
है। 'नु' प्र्न और विकल्पमें तथा 'अनु' पश्चात्‌ 
एवं सादृश्यके अर्थम प्रयुक होता है। 'ननु' शब्द 
अश्र, निक्षय, अनुज्ञ, अनुनय और सम्योधनमे 
तथा 'अपि' शब्द निन्दा, समुच्चय, प्रश्न, शङ्का 
तथा सम्भावनायें प्रयुक्त होता है। 'वा' शब्द 
उपमा और विकलपमें तथा 'सामि' पद आधे एवं 
तिन्दाके अर्थमे आता है। 'अमा' शब्द साथ एवं 
समौषका तथा “कम्‌' जल और मस्तकका बोध 
करनेवाला है। 'एवम्‌' पद इव और इतके 
अर्थये तथा “नतम्‌” तर्क तथा वस्तुके निश्चय 
करोमे प्रयुक्त होता है। “जोषम्‌'का अर्थ है मौन 
और सुख। “किम्‌' अव्यय प्रश्न और निन्दाके 
अर्थ आता है। “नाम' पद पराकाश (प्रकाशित 


(९, आपने अनित अनेक बेक एक फे अन्य होला सु ' कहलक है। से € च भसय (इक, 
और गुरुको भो) यहाँ 'ईन' और “गुम '-इस दो पदका एकही धजन- क्रिया अन्यव है। २. समूहको “समझार' काते है। जैसे 


“संरिष्‌ (संका और जरिधानओंका समूह). एक प्रन क स्सा दूसरे आ र्का भी साधन काना 'अन्यासय' 
है। जैसे किससे कहा जप-'िशाट गां चानय' (भिक्षा मने जाओ, द भी लेते आगा) । यहाँ मुछ कार्य हभ मगन; 


उसके साथ गाय लानेका कार्य गौण है। ४ परस्पर अपेक्षा सखनकाले अनेक रोका एक क्रे अय 'इतोशर-योग' कहल है। 
जे दवसा छित (पव और खदिएको काटो) । सल घव और खदिरा साच अत है। 


७ अध्याय ३६१० 


७८९ 


उस 


होने), सम्भावना, क्रोध, स्वीकार तथा निन्दा 
अर्थे प्रयुक्त होता है। 'अलम्‌' शब्द भूषण, 
पर्याप्ति, सामर्थ्यं तथा निवारणका वाचक है। 
।हुम्‌' वितर्क और प्रश्न अर्थमें तथा “समया' 
निकट और मध्यके अर्थमें आता है। पुनर्‌" 
अव्यय प्रथमकों छोड़कर दवितीय, तृतीय आदि 
जितनी बार कोई कार्य हो, उन सबके लिये 
प्रयुक्त होता है। साथ ही भेद-अर्थमें भी इसका 
प्रयोग देखा जाता है। “निर्‌' निश्चय और निषेधके 
अर्थमें आता है। 'पुरा' शब्द बहुत पहलेकी बीती 
हुई तथा निकट भविष्यमें आनेवाली बातको 
व्यक्त करनेके लिये प्रयुक्त होता है। “उररी', 
“करी', “ऊररी'-ये तीन अव्यय विस्तार और 
अझ्गीकारके अर्थम आते हैं। 'स्वर्‌" अव्यय स्वर्ग 
और परलोकका वाचक है। 'किल'का प्रयोग 
वार्ता और सम्भावनाके अर्थमें आता है। मना 
करे, वाक्यको सजाने तथा जिज्ञासाके अवसरपर 
'खलु'का प्रयोग होता है। 'अभितस्‌' अव्यय 
समीप, दोनों ओर, शीघ्र, सम्पूर्ण तथा सम्मुख 
अर्थका बोध कराता है। 'प्रादुस्‌' शब्द 
जाम अव्ययके अर्थे तथा व्यक्त या प्रकट होनेमें 
प्रयुक्त होता है। 'मिथस्‌' शब्द परस्पर तथा 
एकान्तका वाचक है। "तिरस्‌" शब्द अन्तर्धान 
होने तथा तिरछे चलनेके आर्थमें आता है। 
'हा' पद विषाद, शोक और पीडाको व्यक्त 
करोवाला है। ' अहह" अथवा 'अहहा' अद्भुत 
[एवं खेदके अर्थमें तथा हेतु और निश्चय अर्थम 
प्रयुक्त होता है॥ १--१८॥ 

चिराय, चिररात्राय और चिरस्य इत्यादि* 
अव्यय चिरकालके बोधक है। महु, पुन: 
शश्व, अभीक्ष्ण और असकृत्‌--ये सभी अव्यय 


समान अर्थके वाचक हैं-इन सबका बारंबारके 
अर्थम प्रयोग होता है। खक्‌, झटिति, अञ्जसा, 
अह्वाय, सपदि, द्राक्‌ और मङ्कु--ये शीप्रताके 
अर्थमें आते हं। बलवत्‌ और सुष्द-ये दोनों शब्द 
अतिशय तथा शोभन अर्थके वाचक हैं। किमुत, 
[किम्‌ और किम्भूत--ये विकल्पका बोध करनेवाले 
हैं। ठु हि, च, स्म, ह, बै-ये पादपूर्तिक लिये 
प्यक होते हैं। अतिका प्रयोग पूजनके अर्थम भी 
आता है। दिवा शब्द दिनका वाचक है तथा दोषा 
और नळम्‌ शब्द रात्रिके अर्थमें आते हैं। साचि 
और तिरस्‌ पद तिर्यक्‌ (तिरछे) अर्थ प्रयुक्त होते 
हैं। च्याद, पाए, अङ्ग, हे, है, भोः--ये सभी शब्द 
_सम्बोधनके अर्थमें आते हैं। समया, निकषा और 
'हिरुक्‌-ये तीनों अव्यय समीप अर्थके वाचक 
हैं। सहसा अतर्कित अर्थमें आता है। (अर्थात्‌ 
जिसके बारेमें कोई सम्भावना न हो, ऐसी वस्तु 
जब एकाएक सामने उपस्थित होती है तो उसे 
सहसा उपस्थित हुई कहते हैं। ऐसे ही स्थलॉमें 
सहसाका प्रयोग होता है।) पुरः, पुरतः और 
अग्रतः ये सामनेके अर्थमें आते हैं। स्वाहा पद 
देवताओंको हविष्य अर्पण करनेके आर्थमें आता 
है। 'ओऔषट्‌' और *वौषट्‌'का भी यही अर्थ है। 
“बषट्‌” शब्द इन्द्रका और स्वधा शब्द पितरोंका 
भाग अर्पण कणेके लिये प्रयुक्त होता है। 
किचित्‌, ईषत्‌ और मनाक्‌ू-ये अल्प अर्थके 
वाचक हैं। प्रेत्य और अमुत्र--ये दोनों जन्मान्तरके 
अर्थमें आते हैं। यथा और तथा समताके एवं अहो 
और हो-ये आश्चर्यके बोधक हैं। तूष्णीम्‌ और 
तूष्णीकम्‌ पद मौन अर्थमें, सदः और सपदि शब्द 
तत्काल अर्थम, दिष्ट्या और समुपजोषम्‌--ये 
आनन्द अर्थमें तथा अन्तर शब्द भीतरके अर्थमें 


“आह रे ए, नः चद ठका न चेका च से है। 


७१९० 


„असतु 


आता है। अन्तरेण पद भी मध्य अर्थका वाचक 
है। प्रसद्या शब्द हठका बोध करानेवाला है। 
साम्प्रतप्‌ और स्थाने शब्द उचितके अर्थमें तथा 
“ अभीकषणम्‌' और शाश्वत्‌ पद सर्वदा--निन्तरके 
अर्थमें प्रयुक्त हते हैं। नहि, अ, नो और न--ये 
अभाव अर्थके बोधक हैं। मास्म, मा और 
अलम्‌--इनका निषेधके अर्थम प्रयोग होता है। 
चेत्‌ और यदि पद दूसरा पद उपस्थित करनेके 
लिये प्रयुक्त होते हैं तथा अद्धा और अञ्जसा- 
ये दोनों पद वास्तवके अर्थमें आते हैं। प्रादुस्‌ 
और आविर-इनका अर्थ है प्रकट होना। ओम्‌, 
एवम्‌ और परपम्‌--ये शब्द स्वीकृति या अनुमति 
देनेके अर्थम प्रयुक्त होते हैं। समन्ततः, परितः, 
सर्वतः और विष्यक्‌--इनका अर्थ है चारों ओर। 
*कामम्‌' शब्द अकाम अनुमतिके अर्थमें आता 
है।' अस्तु' पद असूया (दोषदृष्टि) तथा स्वीकृतिका 
भाव सूचित करनेवाला है। किसी बातके 
विरोधमें कुछ कहना हो तो वहाँ नु” का प्रयोग 
होता है। “कब्चित्‌* शब्द किसीकी अभीष्ट 
वस्तुकी जिज्ञासाके लिये प्रश्र करनेके अवसरपर 
प्रयुक्त होता है। निःपमम्‌ और दुःषमम्‌--ये दोनों 
पद निन्द्य अर्थका बोध कराते हैं। यथास्वम्‌ 
और यथायथम्‌ पद यथायोग्य अर्थके वाचक हैं। 
मृषा एवं मिथ्या शब्द असत्यके और यथातथम्‌ 
पद सत्यके अ्थमें आता है। एवम्‌, तु, पुनः, वै 
और वा--ये निश्चय अर्थके वाचक हैं। 'प्राक्‌” 
शब्द बीती बातका बोध करानेवाला है। नूनम्‌| 
और अवश्यम्‌-ये दो अब्यय निश्चयके अर्थमें 
प्रयुक्त होते हैं। 'संवत्‌' शब्द वर्षका, ' अर्वाक्‌" 


शब्द पश्चात्‌ कालका, आम्‌ और एवम्‌ शब्द 
हामी भरनेका तथा स्वयम्‌ पद अपनेसे-इस 
अर्थका बोध करनेवाला है। 'नौचैस्‌' अल्प 
अर्थम, “उच्चैस्‌' महान्‌ अर्थम, 'प्रायस्‌' बाहुल्य 
अर्थम तथा “शनैस्‌' मन्द अर्थमें आता है। “सना' 
शब्द नित्यका, 'बहिस्‌' शब्द बाहाका, 'स्म' 
शब्द भूतकालका, ' अस्तम्‌' शब्द अदृश्य होनेका, 
'अस्ति' शब्द सत्ताका, 'ङ' क्रोधभरी उक्तिका 
तथा 'अपि' शब्द प्रश्न तथा अनुनयका बोधक है । 
“उम्‌' तर्कका, 'उषा' राज़िके अन्तका, 'नमस्‌' 
प्रणामका, 'अङ्ग' पुन-अर्थका, 'दुइ' निन्दाका 
तथा सु शब्द प्रशंसाका वाचक है। 'सायम्‌' 
शब्द संध्याकालका, 'प्रगे' और 'प्रातर्‌' शब्द 
प्रभातकालका, 'निकषा' पद समीपका, 'ऐपम:” 
शब्द वर्तमान वर्षका, 'परुत्‌' शब्द गतवर्षका 
और "पररि" शब्द उसके भी पहलेके गतवर्षका 
बोध करानेवाला है। 'आजके दिन' इस अर्थम 
“अचका प्रयोग देखा जाता है। पूर्व, उत्तर, 
अपर, अधर, अन्य, अन्यतर और इतर शब्दसे 
“पूर्वेउहि' (पहले दिन) आदिके' अर्थम ' वेः" 
आदि' अव्ययपद निष्पन्न होते हैं। *उभवधुः' 
और “उभवेधु: '-ये “दोनों दिन'के अर्थमें आते 
है। “परस्मित्रहनि' (दूसरे दिन)-के अर्थे 
“परे्वि'का प्रयोग होता है। 'हास्‌' बीते हुए 
दिनके अर्थमें, * श्रस' आगामी दिनके अर्थम तथा 
“पर्ष” शब्द उसके बाद आनेवाले दितके 
अर्थम प्रयुक्त होता है। 'तदा' “तदानीम्‌ शब्द 
“तस्मिन्‌ काले' (उस समय)-के अर्थमें आते हैं। 
“युगपत्‌' और *एकदा'का अर्थ है-एक ही 


पलो आदि दे उच दद बोका हन होळ है- केसे उदक, आपा, अन्वि, अतीहि 


तथा इताररिसत्इति। 
३. 'आदि' क्ते "उचः, "अपर", अः, ' नः, द तथा हुः “न अव्यव पाका रहण कला. 
चाहिये। 


„अयाय ३६२० 


७९१ 


ममर त सन ३७ 


क) 


समयमें। “सर्वदा' और “सदा'-ये हमेशाके | तथा साम्प्रतम्‌--इन पदका प्रयोग 'इस समय'के 
अर्थ आते हैं। एतहि, समि, इदानीम्‌, अधुना | र्थे होता है ॥ १९--३८॥ 
इस प्रकार आदि आण्तेय सहापुराणमें कोशविषयक “अव्ययवर्णका वर्णत नामक 
तीन सँ एकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३६१॥ 
re 
तीन सौ बासठवाँ अध्याय 
जानार्थ-वर्ग 


अदेव कहते हैं--'नाक' शब्द आकारा 
और स्वगके अर्थम तथा "लोक" शब्द संसार, 
जन-समुदायके अर्थमें आता है। 'श्लोक' शब्द 
अनुहुप्‌ छन्द और सुयश अर्थमें तथा 'सायक' 
शब्द बाण और तलवारके अर्थम प्रयु होता है। 
आनक, पटह और भेरी--ये एक दूसरेके पर्याय 
है। 'कलङ्क' शब्द चिह तथा अपवादका याचक 
है। 'क' शब्द यदि गमे हो तो वायु, ब्रह्म 
और सूर्यका तथा नपुंसकमें हो तो मस्तक और 
जलका बोधक होता है। 'पुलाक' शब्द कदल, 
संक्षेप तथा भातके पिण्ड अर्थम आता है। 
“कौशिक' शब्द इनद, गुणुल, उल्लू तथा साँप 
'पकड़नेवाले पुरुषों अर्थमे प्रयुक्त होता है। बंदरों 
और कुत्तोंको “शालावृक' कहते हैं। मापके 
साधनका नाम “मान' है। 'सर्ग” शब्द स्वभाव, 
त्याग, निश्चय, अध्ययन और सृष्टिके अर्थमें 
उपलब्ध होता है। “योग शब्द कवचधारण, साम 
आदि उपायोक प्रयोग, ध्यान, संगति (संयोग) 
और युक्ति अर्थका बोधक होता है। 'भोग' शब्द 
सुख और स्त्री (वेश्या या दासी) आदिको 
उपभोगके बदले दिये जानेवाले धनका वाचक 
है। 'अब्ज' शब्द शङ्ख और चन्द्रमाके अर्थम भी 
आता है। 'करट' शब्द हाथीके कपोल और 
'कौवेका वाचक है। ' शिपिविष्ट ' शब्द बुरे चमड़ेवाले 
(कोढ़ी) मनुष्यका बोध करनेवाला है। * ष्टि" 


शब्द क्षेम, अशुभ तथा अभावके अर्थमें आता है। 
*अरिष्ट' शब्द शुभ और अशुभ दोनों अर्धोका 
वाचक है। ष्ट शब्द प्रभातकाल और समृद्धिके 
अर्थम तथा 'दृष्टि" शब्द ज्ञान, नेत्र और दर्शनके 
अर्थमें आता है। 'निष्ठा'का अर्थ है-निष्पत्ति 
(सिद्धि), नाश और अन्त तथा “काहा'का उत्कर्ष, 
स्थिति तथा दिशा अर्मे प्रयोग होता है। 'इडा' 
और 'इला' शब्द गौ तथा पृथ्वीके वाचक हैं। 
“प्रगाढ' शब्द अत्यन्त एवं कठिनाईका बोध 
करनेवाला है। "वाढम्‌ पद अत्यन्त और प्रज्ञे 
अर्थमें आता है। 'दृढ' शब्द समर्थ एवं स्थूलका 
वाचक है तथा इसका तौनों लिङ्गे प्रयोग होता 
है। 'व्यूड' का अर्थ है-विन्यस्त (सिलसिलेवार 
रखा हुआ या व्यूहके आकारमें खड़ा किया 
हुआ) तथा संहत (संगठित)। “कृष्ण! शब्द 
व्यास, अर्जुन तथा भगवान्‌ विष्णुके अर्थमें आता 
है। “पण' शब्द जुआ आदिमं दोवपर लगाये हुए 
दव्य, कोमत और धनके अर्थम भी प्रयुक्त होता 
है। “गुण” शब्द धनुषकी प्रत्यक्षाका, द्रव्योंका 
आश्रय लेकर रहनेवाले रूप-रस आदि गुणोंका, 
स्व, रज और तमका, शुक्ल, नील आदि 
ब्णोका तथा संघि-विग्रह आदि छः प्रकारको 
जीतियोंका बोध कराेवाला है। 'ग्रामणी' शब्द 
ओष (मुखिया) तथा गाँवके स्वामीका वाचक है। 
“घृणा” शब्द जुगुप्सा और दवा-दोनों अध्ॉमें 


७२२ 


= अशु» 


रामम 


आता है। “तृष्णा'का अर्थ है-इच्छा और प्यास। 
“विपणि' शब्द बाजार या बनियेके दूकानके 
अर्थमें आता है। “तीक्षण शब्द नपुंसकलिङ्गे 
प्रयुक्त होनेपर विष, युद्ध तथा लोहेका वाचक 
होता है और प्रखर या प्रचण्डके अर्थमें उसका 
तीनं लिङ्गोम प्रयोग होता है। 'प्रमाण' शब्द 
कारण, सौमा, शास्त्र, इयता (निचित माप) तथा 
प माणिक पुरुषके अर्थमें आता है। 'करुण' शब्द 
क्षेत्र और गात्रका तथा 'ईरिण' शब्द शूत्य 
(निर्जन) एवं ऊसरभूमिका वाचक है॥ १-१२॥ 
"यन्ता" पद हाथीवान और सारधिका वाचक 
है। 'हेति' शब्दका प्रयोग आगकी च्वालाके 
अर्थी होता है। त शब्द शास्त्र एवं अवधारण 
(निक्षय)-का तथा 'कृत' शब्द सत्ययुग और 
र्या अर्थका बोधक है। 'प्रतीत' शब्द विख्यात 
तथा दृष्टे अर्थमें और ' अभिजात' शब्द कुलीन 
एवं विद्वान्‌के अर्थमें आता है। "विविक्त" शब्द 
पवित्र और एकान्तका तथा “मूष्छित' शब्द मूढ 
(संज्ञाशत्य) और फैले हुए या उन्नतिको प्राप्त 
हुएका बोध करानेवाला है। ' अर्थ शब्द अभिधेय 
(शब्दे निकलतेवाले तात्पर्य), धन, बसु, प्रयोजन 
और निवृत्तिका वाचक है। “तीर्थ” शब्द निदान 
(उपाय), आगम (शास्त्र), महर्चियोँद्वारा सेवित 
जल तथा गुरुके अर्थम प्रयुक्त होता है। 'ककुद' 
शब्द स्त्रीलिङ्गके सिवा अन्य लिङ्गम प्रयुक्त 
होता है। यह प्रधानता, राजचिह तथा बैलके 
अङ्गविशेषका बोध करानेवाला है । 'संविद्‌' शब्द 
सलिङ्ग है। इसका ज्ञान, सम्भाषण, क्रियाके 
नियम, युद्ध और नाम अर्थम प्रयोग होता है 
“उपनिषद्‌' शब्द धर्म और रहस्यके अर्थमे तथा 
“शद्‌ शब्द ऋतु और वर्षके अर्थमें आता है। 
“पद' शब्द व्यवसाय (निश्चय), रक्षा, स्थान, 
(चि, चरण और वस्तुका वाचक 


शब्द प्रिय एवं मधुर अर्थका तथा 'मृदु' शब्द 
तीखेपनसे रहित एवं कोमल अर्थका बोध 
करनेवाला है । 'स्वादु' और 'मूदु'-दोनों शब्द 
तीनों ही लिज्ञॉमें प्रयुक्त होते हैं। 'सत्‌' शब्द 
सत्य, साधु, विद्यमान, प्रशस्त तथा पूणय अर्थम 
उपलब्ध होता है। 'विधि' शब्द विधान और 
दैवका वाचक है। 'प्रणिधि' शब्द याचना और 
चर (दूत)-के अर्थमें आता है। 'वधू' शब्द 
जाया, पतोह तथा स्त्रीका बोधक है। “सुधा' र्द 
अमृत, चूना तथा शहदके अर्थमें आता है। ' श्रद्धा 
शब्द आदर, विश्वास एवं आकाङ्क्षाके अर्थम 
प्रयुक्त होता है । “समुन्नद्ध/ शब्द अपनेको पण्डित 
जाननेवाले और घमंडोके अर्थम आता है। ब्रहमबन्ध" 
शब्दका प्रयोग ब्राहाणकी अवशा प्रयुक्त होता 
है। 'भानु' शब्द किरण और सूर्य-दोनों अर्थोमे 
पयत होता है। "ग्ब शब्दका अभिप्राय पहाड़ 
और पत्थर-दोनोंसे है। 'पृथग्जन' शब्द मूर्ख 
और नौचके अर्थये आता है। 'शिखरिन्‌' शब्दका 
अर्थ वृक्ष और पर्वत तथा 'तनु' शब्दका अर्थ शरीर 
और त्वचा (छाल) है । 'आत्मन्‌' शब्द यल, भूति, 
बुद्धि, स्वभाव, ब्रह्म और शरीरके अर्थमें भी 
आता है।"उत्थान' शब्द पुरुषार्थ और तन्त्रके तथा 
>ब्युत्वान' शब्द विरोधे खड़े होनेके अर्थका 
ओोधक है। 'निरयातन' शब्द वैरका बदला लेने, 
दान देने तथा धरोहर लौटानेके अर्धमें भी आता 
है। “व्यसन” शब्द विपति, अधःपतन तथा काम- 
रोधसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंका बोध करनेवाला 
है। शिकार, जुआ, दिनम सोना, दूसरोंकी निन्दा 
करना, स्त्रियॉमें आसक्त होना, मदिरा पीना, 
जाना, गाना, बाजा बजाना तथा व्यर्थ घूमना- 
बह कामसे उत्पन्न होनेवाले दस दोषोंका समुदाय 
है। चुगली, दुस्साहस, दोह, ईर्ष्या, दोषदर्शन, 


अर्थदूषण, वाणोकी कोरता तथा दण्डकी कठोरता 


ककडकससक क कक > डक छ रब कक. 


डनम ममयम 
यह क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले आठ दोषोंका समूह 
है। “कौपीन' शब्द नहीं करनेयोग्य खोटे कर्म 
तथा गस्थानका वाचक है। “मैथुन' शब्द संगति 
तथा रतिके अर्थमें आता है। “प्रधान” कहते हैं-- 
परमार्थबुद्धिको तथा 'प्रज्ञान' शब्द बुद्धि एवं चि 
(पहचान)-का वाचक है। 'क्रन्दन' शब्द रोने 
और पुकारनेके अर्थमें आता है। “वर्ष्षन्‌' शब्द 
देह और परिमाणका बोधक है । ' आराधन' शब्द 
साधन प्राप्ति तथा संतुष्ट करनेके अर्थम प्रयुक 
होता है। 'रल' शब्दका स्वजातिमें श्रेष्ठ पुरूषके 
लिये भी प्रयोग होता है और 'लक्ष्मन्‌' शब्द चिह 
'एवं प्रधानका बोध करानेवाला है। 'कलाप' शब्द 
आभूषण, मोरपंख, तरकस और संगठितके अर्थम 
भी उपलब्ध होता है। 'तल्प' शब्द शय्या, 
अट्टालिका तथा स्त्रीरूप अर्थका बोधक है। 
“डिम्भ' शब्द शिशु और मूके अर्थम प्रयुक्त 
होता है। 'स्तम्भ' शब्द खंभे तथा जडवत्‌ निश्चेष्ट 
होनेके अर्थमें आता है। 'सभा' शब्द समिति तथा 
सदस्यका भी वाचक है॥ १३--२९॥ 

“रश्मि' शब्द किरण तथा रस्सीका वाचक है 
(धर्म शब्दका प्रयोग पुण्य और यमराज आदिके 
'लिये होता है। 'ललाम' शब्द पूँछ, पुण्ड (तिलक), 
घोड़ा, आभूषण, श्रेष्ठता तथा ध्वजा इत्यादि 
अर्थॉर्में आता है। "प्रत्यय" शब्द अधीन, शपथ, 
ज्ञान, विश्वास तथा हेतुके अर्थमे प्रयुक्त होता है। 
“समय' शब्दका अर्थ है-शपथ, आचार, काल, 
सिद्धान्त और संविद्‌ (करार) ।' अत्यय' अतिक्रमण 
(बहून) और कठिनाई अर्थमें तथा 'सत्य' 
शब्द शपथ और सत्यभाषणके अर्थमें आता है। 
“वीर्य' शब्द बल और प्रभावका तथा "रूप्य' 
शब्द परमसुन्दर रूपका वाचक है। 'दुरोदर' शब्द 
चङ्ग होनेपर जुआ खेलनेवाले पुरुष और जुएमें 
लगाये जानेवाले दाँवका बोध करानेवाला होता है 


था नपुंसकलिङ्ग होनेपर जुएके अर्थमें आता है। 
कान्तार" शब्द बहुत बड़े जंगल और दुर्गम 
मार्गका वाचक है तथा पुलिङ्ग और नपुंसक- 
दोनों लिङ्गम उसका प्रयोग होता है । 'हरि' शब्द 
म, वायु, इन, चन्द्रमा, सूर्य, विष्णु और सिंह 
आदि अनेकों अर्थोंका वाचक है। 'दर' शब्द 
स्त्रीलिड्रको छोड़कर अन्य दो लिङ्गो प्रयुक्त 
होता है। उसका अर्थ है-भय और खंदक। 
+जठर' शब्द उदर एवं कठिन अर्थका बोधक है। 
“उदार” शब्द दाता और महान्‌ पुरुषके अर्थम 
आता है। “इतर” शब्द अन्य और नोचका वाचक 
ह। 'मौलि' शब्दके तीन अर्थ है-चूडा, किरीट 
और बैधे हुए केश। 'बलि' शब्द कर (टैक्स या 
गान) तथा उपहार (भेंट आदि)-के अर्थम 
प्रयोग आता है। " बल' शब्द सेना और स्थिरता 
आदिका बोधक है। “नौवी' शब्द स्त्रीकै कटिवस्थके 
जन्धनरूप अर्थमें तथा परिषण (पूँजी, मूलधन 
अथवा बंधक रखने)-के अर्थमें आता है। ' वृष! 
शब्द शुक्रल (अधिक वीर्यवान्‌), चूहा, श्रेष्ठ 
पुरुष, पुण्य (धर्म) तथा बैलके अर्थमें प्रयुक्त 
होता है। 'आकर्ष' शब्द पासा तथा चौसरकी 
विते अ्थमें आता है ।' अक्ष' शब्द नपुसकलिङ्ग 
होनेपर इन्द्रियकै अर्थमें आता है तथा पिङ्ग 
होनेपर पासा, कर्ष (सोलह मासेका एक 
माप), गाड़ीके पहिये, व्यवहार (आय-व्ययकी 
चिन्ता) और बहेड़ेके वृक्षके अर्थमे उपलब्ध 
होता है। 'उष्णीष' शब्द किरीट आदिके अर्थमें 
प्रयु होता है। स्त्रीलिङ्ग 'कर्ष्‌' शब्द कुल्य 
अर्थात्‌ छोटी नदीका वाचक है। “अध्यक्ष 
शब्द प्रत्यक्ष (द्रष्ट) और अधिकारीके अर्थम 
आता है। "विभावसु" शब्द सूर्य और अग्निका 
बाचक है। “रस' शब्द विष, वीर्य, गुण, राग, 
द्रव तथा शृङ्गार आदि रसोंका बोध करानेवाला 


है। 'वर्चस्‌' शब्द तेज और पुरीष (मल)-का 
तथा 'आगस्‌' शब्द पाप और अपराधका वाचक 
है। “छन्दस्‌” शब्द पद्य और इच्छाके तथा 
“साधीयस्‌ शब्द साधु (उत्तम) और बाढ (निश्चय 


या हामी भरने)-के अर्थमें आता है। “व्यूह' शब्द 
समूहका वाचक है। ' अहि' शब्द वृत्रासुरके अर्थमें 
भी आता है। तथा “तमोपह" शब्द अग्नि, चन्द्रमा 
एवं सूर्यका बोध करानेवाला है॥ ३०--४१॥ 
इस रकार आहि आगे महु “कोविकयक तापार्थ-वर्णका वर्ण मक 

कौन सौ बासव अध्याय पूर हुआ २६२॥ 


तीन सौ तिरसठवाँ अध्याय 
भूमि, वनौषधि आदि वर्ग 


अग्निदेव कहते हैं-अब मैं भूमि, पुर, 
पर्वत, वनौषधि तथा सिंह आदि वर्गोंका वर्णन 
कहूँगा। भू, अनन्ता, क्षमा, धाती, कम, कु तथा 
'धरित्री--ये भूमिके नाम है। मृत्‌ और सृत्तिका- 
ये मिट्टोका बोध कराेवाले है। अच्छी मिट्टीको 
मृत्ला और मृत्सा कहते हैं। जगत, त्रिविष्टप, 
लोक, भुवन और जगतो--ये सब समानार्थ हैं। 
(अर्थात्‌ ये सभी संसारके पर्यायवाची शब्द हैं।) 
अयन, वर्त्प (वरन), मार्ग, अध्व (अध्वन्‌), 
पन्था (पथिन्‌) पदवी, सृति, सरणि, पद्धति, पय, 
वर्तनी और एकपदी--ये माकि वाचक हैं (इनमेंसे 
प्या और एकपदी शब्द पगडंडीके अर्थमें आते 
है) पूः (सखीलिङ्ग पु शबद), पुरी, नगरी, पतन, 
पुटभेदन, स्थानीय और निगम--ये सात नगरके 
जाम हैं। मूल नगर (राजधानी)-से भिन्न जो पुर 
होता है, उसे शाखानगर कहते हैं। वेश्याओंके 
निवास स्थानका नाम वेश और वेश्याजनसमाश्रय 
है। आपण, शब्द निषद्या (बाजार, हाट, दूकान)- 
के अर्थमें आता है। विपणि और पण्यवीथिका-- 
चे दो बाजारकी गलीके नाम हैं। रण्या, प्रतोली 
और विशिखा-ये शब्द गली तथा नगरके 
मुख्यमार्गका बोध करानेवाले हैं। खासे निकालकर 
जमा किये हुए मिट्टीके ढेरको चय और वप्र 


कहते हैं। वप्र शब्दका केवल स्स्रीलिङ्गमें प्रयोग 
जहाँ होता। प्राकार, वरण, शाल और प्राचीर- 
ये नगरके चारों ओर बने हुए घेरे (चहारदिवारी)- 
के जाम हैं। भिति और कुड्य-ये दीवारके 
वाचक हैं। इनमें “भित्ति' शब्द स्त्रीलिङ्ग है। 
एडूक ऐसी दीवारकों कहते हैं, जिसके भीतर 
हवी लगायी गयी हो। वास और कुटी पर्यायवाचक 
हैं। इनमें कुटी शब्द स्त्रीलिक़ है तथा कुट शब्दके 
रूपयें इसका पुँिक्षमें भी प्रयोग है। इसी प्रकार 
शाला और सभा पर्यायवाचक हैं। चार शालाओँसे 
युक्त गृहको संजवन कहते हैं। मुनियोंकी कुटीका 
जाम पर्णशाला और उटज है। उटज शब्दका 
प्रयोग पुँलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग--दोनोमें होता 
है। चैत्य और आयतन-ये दोनों शब्द समान 
अर्थ और समान लिङ्गवाले हैं। (ये यज्ञस्थान, 
वृक्ष तथा मन्दिरके अर्थमें आते हैं।) वाजिशाला 
और मन्दुरा-ये घोड़ोके रहनेकी जगहके नाम 
हैं। साधारण धनियोकि महलके नाम हर्म्य आदि 
हैं तथा देवताओं और राजाओकि महलको प्रासाद 
(मन्दिर) कहते हैं। वा, दवार और प्रतीहार-ये 
दरवाजेकै नाम हैं। आँगन आदियें बैठनेके लिये 
बने हुए चबूतरेको वितर्दि एवं वेदिका कहते हैं। 
कबूठरों (तथा अन्य पक्षियों)-के रहनेके लिये 


बने हुए स्थानको कपोतपालिका और विटङ्क 
कहते हैं। 'विटङ्क' शब्द पुलिङ्ग और नपुंसक 
दोनों लिङ्गो प्रयुक्त होता है। कपाट और 
अबर--ये दोनों समान लिङ्ग और समान अर्थमें 
आते हैं। इनका अर्थ है--किंवाड़। कि:श्रेणि और 
अधिरोहणी--ये सौढ़ीके नाम हैं। सम्मार्जनी और 
शोधनी--ये दोनों शब्द झाड़के अर्थमें आते हैं। 
संकर तथा अवकर झाढूसे फेंकी जानेवाली 
धूलके नाम हैं। अदि, गोत्र, गिरि और ग्रावा-- 
चे पर्वतके तथा गहन, कानन और वन--ये 
जंगलके बोधक हैं। कृत्रिम (लगाये हुए) वन 
अर्थात्‌ वृक्ष-समूहको आराम तथा उपवन कहते 
है। यही कृत्रिम वन, जो केवल राजासहित 
अन्तःपुरकी रानियोकि उपभोगमें आता है, 'प्रमदवन' 
कहलाता है। चौथी, आलि, आवलि, पङ्क 
त्रेणी, लेखा और राजि-ये सभी शब्द पङ्क 
(कतार)-के अर्थम आते हैं। जिसमें फूल लगकर 
फल लगते हों, उस वृक्षका नाम "वानस्पत्य" 
होता है तथा जिसमें बिना फूलके ही फल लगते 
हैं, उस गूलर (आदि) वृक्षको ' वनस्पति' कहते 
हैं। -१३॥ 
फलॉके पकनेपर जिनके पेड़ सूख जाते हैं, 
उन धान-जौ आदि अनाजोंको 'ओषधि' कहा 
जाता है। पलाशी, हु, हुम और अगम-ये सभी 
शब्द वृक्षके अर्थमें आते हैं। स्थाणु, ध्रुव तथा 
-ये तीन ढूँठ वृक्षके नाम हैं। इनमें सथाणु 
शब्द वैकल्पिक पुँलिङ्ग है। अर्थात्‌ उसका प्रयोग 
पुँछिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग-दोनोमे होता है। प्रफुल, 
उतफुल और संस्फुट-ये फूलसे भरे हुए वृक्षके 
लिये प्रयुक्त होते हैं। पलाश, छदन और पर्ण-- 
ये पतेके नाम हैं। इध्म, एधस्‌ और समिध्‌-ये 
समिधा (यज्ञकष्ठ)-के वाचक हैं। इनमें समिध्‌ 
शब्द स्त्रीलिङ्ग है। बोषिद्रुम और चलदल--ये 


चीपलके नाम हैं। दधित्थ, ग्राही, मन्मथ, दधिफल, 
पुष्पफल और दन्तशठ--ये कपित्थ (कैथ) नामक 
वृक्षका बोध करनेवाले हैं। हेमदुग्ध शब्द उदुम्बर 
(गूलर)-के और द्विपत्रक शब्द केविदार (कचनार)- 
के अर्थमें आता है। ससपर्ण और विशालत्वक्‌-- 
ये छितवनके नाम हैं। कृतमाल, सुवर्णक, आरेवत, 


व्याधिषात, सम्पाक और चतुरजुल-ये सभी 
शब्द सोनालु अथवा धनबहेडाकै वाचक हैं। 
दनतशठ-शब्द जम्बीर (जमौरी नौबू)-के अर्थं 
आता है। तिक्तशाक-शब्द वरुण (या वरण)-का 
वाचक है। पुंनाग, पुरुष, तुङ्ग, केसर तथा 
देववाह्भ--यै तागकेसरके नाम हैं। पारिभद्र, 
निम्बतरु, मन्दार और पारिजात-ये बकायनके 
जाम हैं। वञ्जुल और चित्रकृत-ये तिनिश-नामक 
वृक्षके वाचक हैं। पौतन और कपीतन-ये 
आग्रातक (अपड़ा)-के अर्थमें आते हैं। गुडपुष्प 
और मधुदम-ये मधूक (महुआ)-के नाम हैं। 
चौलु अर्थात्‌ देशी अखरोटको गुडफल और ससी 
कहते हैं। नादेयी और अम्बुबेतस्‌-ये पानीमें पैदा 
हुए चेंतके नाम हैं। शप्र, तीक्षणगन्‍्धक, काक्षीर 
और मोचक-ये शोभाञ्जन अर्थात्‌ सहिजनके 
जाम हैं। लाल फूलवाले सहिजनको मधुशिपु 
कहते हैं। अरिष्ट और फेनिल-ये दोनों समान 
लिङ्गवाले शब्द रीठेके अर्थमें आते हैं। गालव, 
शाबर, लोग, तिरीट, तिल्य और मार्जन-ये 
लोधके वाचक हैं। शल, स्लेष्मातक, शीत, उल 
और बहुवारक--ये लसोडेके नाम हैं। वैकङ्कत, 
दाक, ग्रन्थिल और ्याप्रपाल--ये वृक्षविशेषके 
जाचक हैं। (यह वृक्ष विभिन्न स्थानॉपर टट, 
कठेर और कंटाई आदि नामोंसे प्रसिद्ध है।) 
दुक, स्फूर्जक और काल (या कालस्कन्ध) 
ये कं वृक्षके वाचक हैं। नादेयी और भूमिजम्बुक- 
ये जागरङ्ग अर्थात्‌ तारंगीके नाम हैं। पीलुक शब्द 


'काकतिन्दुक अर्थात्‌ कुचिलाके अर्थमें भी आता 
है। पाटलि, मोक्ष और मुष्कक--ये मोरवा या 
पाडलके नाम हैं। क्रमुक और पट्टिका-ये पठानी 
लोधके वाचक हैं। कुम्भी, कैडर्य और कट्फल- 
चे कायफलका बोध करानेवाले हैं। वौरवृक्ष, 
अरुष्कर, अग्निमुख और भन्लातकी--ये शब्द 
भिलावा नामक वृक्षके याचक हैं। सर्जक, असन, 
जीव और पीतसाल-ये विजयसारके नाम हैं। 
सर्ज और अश्रकर्ण-ये साल यृक्षके वाचक हैं। 
बौर (वीर-तरु), इनु, ककुभ और अर्जुन 
ये अर्जुन नामक वृक्ष प्याय हैं। इलुदी तपस्वियोंका 
वक्ष है; इसोलिये इसे तापस-तरू भी कहते हैं।' 
(कहीं-कहीं यह 'इंगुवा' तथा गोंदी वृक्षके नामसे 
भी प्रसिद्ध है।) मोचा और शाल्मलि--ये सेमलके 
जाम हैं। चिएजिल्व, नक्तमाल, कर और करञ्जक-- 
ये 'कंजा' नामक वकक अर्थम आते हैं। ('करञजक' 
शब्द भूम्राज या भंगरइयाका भी याचक है।) 
प्रकीर्य और पृतिकरज--ये कँटीले काके वाचक 
हैं। मर्कटी तथा अङ्गार-वालरी--ये कर्के ही भेद 
है। रोही, रोहितक, प्लीहशजु और दाडिमपुष्पक-- 
ये रोहेड़ाके नाम हैं। गायत्री, यालतनय, खदिर 
और दन्तधावन-ये खैरा नामक वृक्षके वाचक 
हैं। अरिमेद और विट्खदिर--ये दुगन्धित खैराके 
तथा कदर--यह श्वेत खैराका नाम है। पाङ, 
वर्धमान, चञ्चु और गन्धर्वहस्तक --ये एरण्ड (रेङ)- 
के अर्थम आते हैं। पिण्डीतक और मस्वक--ये 
मदन (मैनफल) नामक वृक्षके बोधक हैं। पीतदारु, 
दारु, देवदारु और पूतिकाइ-ये देवदास्के नाम 
हैं। श्यामा, महिलाहया, लता, गोवन्दिनी, गुन्दा, 

हि फलिनी और फली--ये प्रियंगु (कंगनी 
या यँगुन)-कै वाचक हैं। मण्डूकपर्ण पतरोर्ण, नट, 
कवच, षटक, श्योनाक, शुकनास, ऋ, दर्षन 
और कुट्ट-ये शोणक (सोनापाठा)-का बोध 


करनेवाले हं पीतद और सरल --ये सरल वृक्षके 
जाम हैं। निचुल, अम्बुज और इजल (या हिजल)-- 
ये स्थलवेतस्‌ अथवा समुद्र-फलके वाचक हैं। 
काकोदुम्बरिका और फल्गु-ये कटुम्बरी या 
कदूमरेके बोधक हैं। अशिष्ट पिचुमर्दक और 
सर्वतोभद्र--ये निम्ब-वृक्षके वाचक हैं। शिरीष 
और कपीतन--ये सिरस वृक्षके अर्थमें आते हैं। 
'वकुल और बज्लुल--ये मौलिश्रीके नाम हैं। (बज्लुल 
शब्द अशोक आदिके अर्थमें आता है।) पिच्छला, 
अगरु और शिंशपा-ये शीशमके अर्थम आते हं 
जया, जयन्ती और तकाती--ये जैत वृक्षके नाम हैं। 
कणिका, गणिकारिका, श्रीपर्ण और अग्निमन्थ 
ये अरणिके वाचक हैं। (किसीके मतमें जयासे 
लेकर अग्नमन्धतक सभी शब्द अरणिके ही 
पर्याय हैं।) वत्सक और गिरिमललिका--ये कुटज 
वृक्षके अर्थमें आते हैं। कालस्कन्ध, तमाल और 
तापिच्छ-ये तमालके नाम हैं। तण्डुलीय और 
अल्पमारिष--ये चौंराईके बोधक हैं। सिन्धुवार 
और नि्गुण्डी-ये सेंदुवारिके नाम हैं। वही 
सेदुवारि यदि जंगलमें पैदा हुई हो तो उसे 
आस्फीता (आस्फोटा या आस्फोता ) कहते हैं। 
(किसी-किसीके मतमें वनमक्लिका (वन-वेला)- 
का नाम आस्फोटा या आस्फौता है |] गणिका, 
यूथिका और अम्बहा--ये जूहीके अर्थम आते हैं। 
सला और नवमालिका-ये दोनों पर्यायवाची 
र्द हैं। अतिपुक्त और पुण्डक-ये माधवी लताके 
जाम हैं। कुमारी, तरणि और सहा--ये घीकुँआरिके 
वाचक हैं। लाल घीकुँआरिको कुरबक और 
पौली चौकुंआरिको कुरण्टक कहते हुँ । नीलझिण्टी 
और बाणा--ये दोनों शब्द नीली कटसंरैयाके 
वाचक हैं। इनका पुँझिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग--दोनौं 
लिङ्गम प्रयोग होता है। झिण्टी और सैरीयक-- 
चे सामान्य कटसौैयाके वाचक हैं। वही लाल हो 


७ अध्याय ३६३० 


७२७ 


जसम 


तो कुरबक और पीली हो तो सहचरी कहलाती 
है। यह शब्द स्त्रील और पुलिब्न-दोनोंमें 
प्रयुक्त होता है। धूस्तूर (या धतत), कितव और 
'धूर्त-ये धतूरके नाम हैं। रुचक और माहुलुङ्ग-- 
ये बीजपूर या बिजौस नौबूके वाचक हैं। 
समीरण, मरुवक, प्रस्थपुष्प और फणिजक --ये 
मरुआ वृक्षके नाम हैं। कुठेर और पर्णास-ये 
तुलसी वृक्षके पर्याय हैं। आस्फीत, वसुक और 
अर्क--ये आक (मदार)-के नाम हैं। शिवमाली 
और पाशुपती--ये अगस्त्य वृक्ष अथवा बृहत्‌ 
'मौलसिरीके वाचक हैं। बृनदा (बन्दा), वृक्षादबी- 
जीवस्तिका और वृक्षरहा--ये पेड़पर पैदा हुई 
ताके जाम हैं। गुडूची, तन्त्रका, अमृता, सोमवल्ली 
और मधुपर्णी--यै गुरुचिके वाचक हैं। 
मोरी, मधूलिका, मधुरेण, 
पीलुषणी--ये मूर्वा नामवाली 
पाठा, अम्ब, विडकर्णी, 
चनतिक्तिका--ये पाठा नामसे 
चाचक हैं। कटु, कटम्भरा, 
शकुलादनी-ये कुटकीके नाम हैं। आत्मगा, 
वषयी, कपिकच्छु और मर्कटी--े केवॉडुके 
जाचक हैं। अपामार्ग, शैखरिक, प्रत्यकपर्णी तथा 
मयूरक-ये अपामार्ग (चिचिड़ा)-का बोध 
करनेवाले हैं। फिका (या हञ्जिका), ब्राह्मण 
और भारगी-ये ब्रहानेटिके वाचक हैं। द्रवन्ती, 
शम्बरी तथा वृषा-ये आखुपर्णी या मूसाकानीके 
बोधक हैं। मण्डूकपर्णी, भण्डीरी, समङ्गा और 
कालमेषिका--ये मजीठके नाम हं रोदनी, कच्छुर, 
अनतत, समुद्रान्ता और दुरालभा-ये यवासा एवं 
कचूरके वाचक हैं। पृत्रिपर्णी, पृथकपर्णी, कलशि, 
धावनि और गुहा--ये पिठवनके नाम है। निर्दिग्षिक, 
ससश, व्यघ्र, क्षुद्रा और दुःस्पर्शा--ये भटकटैया 
(या भजकटया)-के अर्थमें आते हैं। अवल्गुज, 


सोमराज, सुरवाल, सोमवािका, कालमेषी, कृष्णफला, 
वाकुची और पूतिफली-ये वकुचीके वाचक हैं। 
कमा, उण्णा और उपकुल्या--ये पिप्पलीके बोधक 
ह श्रेयसी और गजपिप्पली-ये गजपिप्पलीके 
चाचक हैं। चव्य और चविका-ये चव्य अथवा 
चाके नाम हैं। काकचिज्ञी, गुज्ा और कृष्णला- 
ये तीन गुझा (घुंचुची)-के अर्थमे आते हैं। विधा, 
विषा और प्रतिविषा--ये 'अतीस'के बोधक हैं। 
वनशङ्गट और गोक्षुर-ये गोखुरूके वाचक हैं। 
जारायणी और शतमूली-ये शतावरीका बोध 
करनेवाले हैं। कालेयक, हरइ, द्वी, पचम्पचा 
और दारू-ये दाहहल्दीके नाम हैं। जिसकी जड़ 
सफेद हो, ऐसी वचा (बच)-का नाम हैमवती 
है। बचा, उग्रगन्धा, षड्गन्था, गोलोमी और 
शतपर्षिका--ये बचके अर्थम आते हैं। आस्फोता 
और गिरिकर्ण--ये दो शन्द विक्रा या 
अपराजिताके नाम हैं। सिंहास्य, वासक और 
वृष--ये अड्सेके अर्थम आते हैं। मिशी, मधुरिका 
और छत wie वाचक हैं। कोकिलाक्ष, 
इषु और धुर--ये तालमखानाके नाम हैं। विडंग 
और कृमिष्न--ये वायविडंगके वाचक हैं। वज, 
सुक, स्तुही और सुधा-ये सेहुँड्के अर्थम आते 
हैं। मीक, गोस्तनी और ढ्राक्षा-ये दाख या 
मुनकाके नाम हैं। बला तथा वाठ्यालक-ये 
बरियास्के वाचक हैं। काला और मसूरविदला-- 
ये श्यामलता या श्यामत्रिधाराके अर्थमें आते हैं। 
त्रिपुटा, जिवृत्ता और त्रिवृतत-ये शुक्ल त्रिधाराके 
वाचक हैं। मधुक, क्लौतक, यष्टिमधुका और 
मधुष्टिका-ये जेठी मधुके नाम हैं। विदारी, 
क्षोरशुक्ला, शुना, ष्टी और यासिता-ये 
भूमिकृष्पाण्डके योधक हैं। गोपी, श्यामा, शारिवा, 
अनन्ता तथा उत्पल शारिवा--ये श्यामालता अथवा 
गौरीसरके वाचक हैं। मोचा, रम्भा और कदली-- 


ये केलेके नाम हैं। भण्टाकी और दुष्प्रधषिणी- 
ये भौँटेके अर्थम आते हैं। स्थिर, धुवा 
सालपर्ण-ये सरिवनके नाम हैं। भङ्गी, ऋपभ 
और वृष-ये काकड़ासिंगीके वाचक हैं। (यह 
अष्टवर्गकी प्रसिद्ध ओषधि है) गाङ्गेरुकी और 
जागबला-ये बलाके भेद हैं। इसे हें गुलसकरी 
और गरन भी कहते हैं। मपली और तलमूलिका-- 
ये मूसलीके नाम हैं। ज्योती, पोलिका और 
जाली--ये तरोईके अर्थमें आते हैं। अजकृक्गी 
और विषाणी--ये 'मेडासिंगी'के वाचक हैं। 
लाङ्गलिकी और अग्निशिखा-ये करियारीका 
बोध करानेवाले हैं। ताम्बूली तथा नागवल्लौ-ये 
ताम्बूल या पानके नाम हैं। हरेणु, रेणिका और 
'कौन्ती--ये रेणुका नामक गन्धदवव्यके वाचक हैं। 
होबेरी और दिव्यनागर-ये नेत्रबाला और 
सुगन्धबालाके नाम हैं। कालानुसार, वृद्ध, अश्मपुष्प, 
शीतशिव और शैलेय-ये शिलाजीतके वाचक 
हैं। तालपर्णी, दैत्या, गन्ध, कुटी और मुर-ये 
मुरा नामक सुगन्धित द्रव्यका बोध करानेवाले हैं। 
अन्धिपर्ण, शुक और बर्हि (या बह)--ये गठिवनके | 
अर्थमें आते हैं। बला, त्रिपुटा और ब्रुटि-ये 
खटी इलायचीके वाचक हैं। शिवा और तामलकी-- 
ये भुई आमलाके अर्थमें आते हुँ। हनु और 
हर॒विलासिनी-ये नखी नामक गन्धद्वव्यके बोधक 
ह। कुट्ट, दाशपुर, वानेय और परिपेलब-ये 
मोथाके नाम हैं। तपस्विनी तथा जटामांसी --ये 
जटामाँसीके अर्थमें आते हैं। पृका (या समका), 
देवी, लता और लघु या (लशू)-ये 'असवरग कै 
वाचक हैं। क्रक और ड्राविड़क-ये कर्चूरके 
नाम हैं। गन्धमूली और शठी शब्द भी कचूरके 
ही अर्थम आते हँ ।व्रक्षगन्धा, छगला, आवेगी 
तथा वृद्धदारक--ये विधाराके नाम हैं। तुण्डिकेरी, 
रक्तफला, बिम्बिका और पीलुपर्णी--ये कन्दूरीके | 


वाचक हुँ। चेर, चुक्रिका और अम्बड्ा-ये 
अम्ललोड्का (अम्लिलोना)-के बोधक हैं। 
स्वर्णक्षोरी और हिमावती--ये मकोयके नाम हैं। 
सहलवेधी, चक्र, अम्लवेतस और शतवेधी--ये 
अम्लबेंतके अर्थमें आते हैं। जवनी, जीवनी और 
जौवा-ये जीवनके नाम हैं। भूमिनिम्ब और 
किरातक--ये चिरात्तिक्त या चिरायताके वाचक 
हैं। कूर्चशोर्ष और मधुरक--ये अष्टवर्गान्तक 
"जीवक' नामक ओषधिके बोधक हैं। चन्द्र और 
कपिवृक-ये समानार्थक शब्द हैं। (चद्रशब्द 
कर्पूर और काम्पिल्य आदि अथम आता है।) 
दहु और एडगज-ये चकवड़ नामक वृक्षके 
वाचक हैं। वर्षाभू और शोयहारिण --ये गदहपुनकि 
अर्थये आते हैं। कुनन्दती, निकुम्भस्तरा, यमानी 
और वार्षिका--ये लताविशेषके याचक हैं। लशुन, 
गन, अरिष्, महाकंद और रसोन--ये लहसुनके 
जाम हैं। वाराही, वरदा (या बदरा) तथा गृष्टि-- 
ये वराहौकंदके वाचक हैं। काकमाची और 
'वायसी--यै समानार्थ शब्द हैं। शतपुष्पा, सितच्छत्रा, 
अतिच्छात्, मधुरामिसि, अयाकपुणी और कारवी-- 
ये साँफके नाम हैं। सरण, प्रसारिणी, कटम्भरा 
और भइवला --ये कुम्जप्रसारिणी नामक ओषधिके 
वाचक हैं। कर्यूर और शटी--ये भी कचूरके 
अर्थमें आते हैं। पटोल, कुलक, तिक्तक और 
पढु-ये परवलके नाम हैं। कारवेल और 
'कटिक्षक--ये करैलाके अर्थमे आते हैं। कृष्माण्डक 
और कर्कार-ये कॉहड़ाके वाचक हैं। उर्वर 
और कर्कटी-ये दोनों स्तरीलिङ्ग शब्द ककड़ीके 
वाचक हैं। इश्वाकु तथा कटुतुम्बी -ये कड़बी 
लीके बोधक हैं। विशाला और इन्रवाहणी-- 
जे इन्रायन (तंबी) नामक लताके नाम हुँ। 
अशॉब्न, सूरण और कंद-ये सूरन या ओलके 
जाचक हैं। मुस्तक और कुरुविन्द--ये दोनों शब्द 


५ अध्याय ३६४० 


भी मोथाके अर्थमें आते हैं। त्वक्सार, कर्मार, 
वेणु, मस्कर और तेजन--ये वंश (बाँस)-के 
'वाचक हैं। छत्रा, अतिच्छत्र और पालघ्न-ये 
पानीमे पैदा होनेवाले तृणविशेषके बोधक हैं। 
'मालातृणक और भूस्तृण-ये भी तृणविशेषके ही 
नाम हैं। ताड़के वृक्षका नाम ताल और तृणराज 
है। घोण्टा, क्रमुक तथा पूण--ये सुपारीके अर्थम 
आते हैं ॥ १४-७०६ ॥ 

शार्दूल और द्वीषी--ये व्यप्र (बाघ)-के 
वाचक हैं। हर्यक्ष, केशरी (केसरी) तथा हरि-- 
ये सिंहके नाम हैं। कोल, पोत्री और वराह-ये 
सूअरके तथा कोफ, ईहामृग और वृक पेड़ियेके 
अर्थम आते हैं। लूता, ऊर्णनाभि, तन्तुवाय और 
मर्कट--यै मकड़ीके नाम हैं। वृश्चिक और 
शूककीट बिच्छूके वाचक हैं। (“शूककीट' शब्द 
'ऊन आदि चाटनेवाले कीड़ेके आर्थमें भी आता 
है) सारङ्ग और स्तोक-ये समान लिङ्गमेँ 
प्रयुक्त होनेवाले शब्द पपीहाके वाचक हैं। कृकवाकु 
तथा ताम्नचूड-ये कुछुट (मुर्ग)-कै नाम हैं। 
पिक और कोकिल--ये कोयलके बोधक हैं। 
'करट और अरिष्ट-काक (कौए)-के अर्थमें 
आते हैं। यक और कहू--बगुलेके नाम हैं। 
कोक, चक्र और चक्रवाक-ये चकवाके तथा 


कादम्ब और कलहंस--ये मधुरभाषी हंस या 
बत्तकके वाचक है। पतङ्गिका और पुत्तिका-ये 
मधुका छाता लगानेवाली छोटी मविखयोँके नाम 
हैं और सरधा तथा मधुमक्षिका-ये बड़ी 
'मधुमक्खीके अर्थमें आते हैं। (इसीको सरँगवा 
माछी भी कहते हैं।) रफ, पुष्पलिह, भृङ्ग, 
बट्पद, भ्रमर और अलि--ये भ्रमर (भौरे)-के 
जाम हैं। केको तथा शिखी-मोरके नाम हैं। 
मोरकी वाणीको 'केका' कहते हैं। शकुनि, 
शकुनि और ट्विज--ये पक्षीके पर्याय हैं। स्तरीलिङ्ग 
'पक्षति-शब्द और पक्षमूल--ये पंखके वाचक हैं। 
चञ्चु और तोटि--ये चोँचके अर्थमें आते हैं। इन 
दोनॉका स्तरीलिङ्गमें ही प्रयोग होता है। उड्डीन 
और संडीन--ये पक्षियोकि उड्नेके विभिन प्रकारके 
जाम हैं। कुलाय और नौड शब्द घॉसलेके अर्मे 
आते हैं। पेषी (या पेशी), कोष और अण्ड-- 
चे अण्डेके नाम हैं। इनमें प्रथम दो शब्द केवल 
पुँिङ्गमें प्रयुक्त होते हैं। पृथुक, शावक, शिशु, 
चोत, पाक, अर्भक और डिम्भ--ये शिशुमात्रके 
बोधक हैं। संदोह, व्यूहक और गण, स्तोम, 
(ओघ, निकर, बरत, निकुरम्ब, कदम्बक, संघात, 
संचय, वृन्द, पुञ्ज, राशि और कूट-ये सभी 
शब्द 'समूह' अके वाचक है॥७१--७८॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महागुणे “कोशविषवक भूदि वर्ताषधि आदि वर्गका वनि” नामक 
वान सौ तिरसठबाँ अध्याय पूण हुआ# ३६३० 


तीन सौ चौसठवाँ अध्याय 
मनुष्य-वर् 


अलिदेव कहते हैं-- अब मैं नाम- निर्देशपूर्वक 
मनुष्यवर्ग, ब्रह्मण-वर्ग, क्षत्रिय-वर्, वैश्य-वर्ग 
और शूदवर्गका क्रमशः वर्णन करूँगा। ना, नर, 
पञ्चजन और मर्त्य--ये मनुष्य एवं पुरुषके वाचक : 


है। स्त्रीको योषित, योषा, अबला और वभू 
कहते हैं। जो अपने अभीष्ट कामी पुरुषके साथ 
समागमकी इच्छासे किसी नियत संकेत-स्थानपर 
जाती है, उसे अभिसारिका कहते हैं। कुलटा, 


{ली और असती-ये व्यभिचारिणी स्त्रीके | 
जाम हैं। नग्निका और कोटवी शब्द नंगी स्त्रीका 
बोध करानेवाले हैं। (रजोधर्म होनेके पूर्व 
अवस्थाबाली कन्याको भी ' नग्निका' कहते हैं।) 
अर्घवृद्धा (अधबुढ़) स्त्रीको (जो गेल्आँ वस्त्र 
धारण केवाली और पति-विहीना हो) कात्यायनी 
कहते हैं। दूसरेके घरमे रहकर (स्वाधीन वृत्तिसे 
केश-प्रसाधन आदि कलाके द्वारा) जौवन- निर्वाह 
'कलेवाली स्त्रीक नाम सरी है। अन्तःपुरकी 
चह दासी, जो अभी बूढ़ी न हुई हो--जिसके 
'सिरके बाल सफेद न हुए हं, असिक्नी कहलाती 
है। रजस्वला स्त्रीको मलिनी कहते हैं। वाससी, 
गणिका और वेश्या--ये रंडियोंके नाम हैं। 
भाइयोंकी स्थरियाँ परस्पर याता कहलाती हैं। 
पतिकौ बहनको ननान्दा कहते हैं। सात पीढ़ीके 
अंदरके मनुष्य सपिण्ड और सनाभि कहे जाते हैं। 
समानोदर्य, सोदर्य, सगर्भ और सहज--ये 
समानार्थक शब्द सगे भाईका बोध करानेवाले हैं। 
सोत्र, बानधव, जति, बन्धु, स्व तथा स्वजन-- 
चे भी समान अर्थके बोधक हैं। दम्पती, जम्पती, 
भार्यापती, जायापती--ये पति-पलौके वाचक 
हैं। गर्भाशय, जरायु, उल्व और कलल--ये चार 
शब्द गर्भको लपेटनेवाली झिल्लीके नाम हैं 
'कलल-शब्द पुल्लिज्न और नपुंसकलिङ्ग -दोनोंमे 
आता है। (यह शुक्र और शोणितके संयोगसे बने 
हुए गर्भाशयके मांस-पिण्डका भी वाचक है।) 
गर्भ और भ्रृण--ये दोनों शब्द गर्भस्थ बालकके 
लिये प्रयुक्त होते हैं। कलीब, शण्ड (घण्ड) और 
जपुंसक--ये पर्यायवाची शब्द हैं। डिम्भ-शब्द 
उत्तान सोनेवाले नवजात शिशुओंके अर्थम आता 
है। बालकको माणवक कहते हैं। लबे पेटवाले 
'पुरुषके अर्थमे पिचण्डिल और वृहत्कुक्षि शब्दोका 
प्रयोग होता है। जिसकी नाक कुछ झुकी हुई हो, 


उसको अवश्रट कहते हैं। जिसका कोई अङ्ग कम 
या विकृत हो वह विकलाङ्ग और पोगण्ड 
'कहलाता है । आरोग्य और अनामय--ये नीरोगताके 
वाचक हैं। बहरेको एड और वधिर तथा 
कुबडेको कुब्ज और गडुल कहते हैं। रोग 
आदिके कारण जिसका हाथ खराब हो जाय, 
उसको तथा लूले मनुष्यको कुनि (या कुणि) 
कहा जाता है। क्षय, शोष और यक्ष्या-ये 
राजयक्ष्या ( थाइसिस, टीबी या तपेदिक)-के नाम 
हैं। प्रतिश्याय और पीनस--ये जुकामके अर्थम 
आते हैं। स्तरीलिङ्ग-क्ुत, पुलिङ्ग-क्षव और नपुंसक- 
शुत शब्द छौंकके अर्मे प्रयुक्त होते हैं। कास 
और क्षवधु--ये खाँसीके जाम हैं। इनका प्रयोग 
ङ्गम होता है। शोध, श्यधु और शोफ-ये 
सूजनके अर्थे आते हैं। पादस्फोट और विपादिका-- 
ये बिवाईके नाम हैं। किलास और सिध्य 
सेहुएँको कहते हैं। कच्छू, पाम, पामा और 
विचर्चिका-ये खुजलीके वाचक हैं। कोठ और 
मण्डलक उस कोडको कहते हैं, जिसमें गोलाकार 
चकत्ते पड़ जाते हैं। सफेद कोढ्को कुष्ठ और 
र्वित्र कहते हैं। दुर्नामक और अशंस्‌-ये 
बवासीरके नाम हैं। मल-मूत्रके निरोधको अनाह 
और विबन्ध कहते हैं। ग्रहणी और प्रवाहिका- 
ये संग्रहणी रोगके नाम हैं। बौज, वीर्य, इन्द्रिय 
और शुक्र-ये वीर्यके पर्याय हैं। पलल, क्रव्य 
और आमिष--ये मांसके अर्थम आते हैं। मुका 
और अग्रमांस-ये छातीके मांस (हत्पिण्ड)-का 
बोध करानेवाले हैं। (“बुका' शब्द केवल हृदयका 
भी वाचक है।) हृदय और हत्‌--ये मनके पर्याय 
है। मेदस्‌, वपा और वसा-ये मेदाके नाप हैं। 
गलेके पीछेकी नाडीको मन्या कहते हैं। नाडी, 
धमनि और शिरा--वे नाड़ीके वाचक हैं। तिलक 
और क्लोम--ये शरीरम रहनेवाले काले तिलके 


„अध्याय ३६४० 


अर्थमें आते हैं। मस्तिष्क दिमागको और दूषिका 
आँखॉंकी कीचड्को कहते हैं। अन्न और पुरौठत्‌-- 
ये आँतके अर्थमें आते हैं। गुल्म और प्लीहा- 
'बरवट (तिल्ली)-को कहते हैं। प्लीहा 'प्लीहन्‌' 
शब्दका पुँलिङ्गरूप है। अङ्ग-प्रत्य्गकी संधियोके 
'बन्धनको स्नायु और वस्रसा कहते हैं। कालखण्ड 
और यकृत्‌-जिगर या कलेजेके नाम हैं। कर्पर 
और कपाल शब्द ललाटके वाचक हैं। ' कपाल" 
शब्द पुलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग-दोनोमें आता 
है। कोकस, कुल्य और अस्थि--ये हटके नाम 
हैं। रक्त-मांससे रहित शरीरकी हडको कङ्काल 
कहते हैं। पीठकी हड्डी (मेरुदण्ड)-का नाम 
कशेरुका है। ' करोटि' शब्द स्त्रीलिङ्ग है और यह 
मस्तकी हड्डी (खोपड़ी)-के अर्थमें आता है। 
पैंसलीकी हड्डीको पर्शुका कहते हैं। अङ्ग, प्रतीक, 
अवयव, शरीर, वर्ष्म तथा विग्रह--ये शरीरके 
पर्याय हैं। कट और श्रोणिफलक--ये चूतड़के 
अर्थमें आते हैं। 'कट' शब्द पुँिङ्ग है। कटि, 
श्रोणि और ककुद्यती --ये कमरका बोध करनेवाले 
हैं। (किन्हों-किन्हींके मतमें उपर्युक्त पाचों ही 
शब्द पर्यायवाची हैं।) स्त्रीकी कमरके पिछले 
भागको नितम्ब और अगले भागको जघन कहते 
हैं।“जघन' शब्द नपुंसकलिङ्ग है। नितम्बके ऊपर 
जो दो गड्ढे-से होते हैं, उन्हें कूपक एवं ककुन्दर 
कहते हैं। 'ककुन्दर' शब्द केवल नपुंसकलिङ्ग 
है। कटिके मांस-पिण्डका नाम स्फिच्‌ क्‍ 
कटिप्रोथ है। 'स्फिच्‌' शब्दका प्रयोग स्वीलिङ्गमें 
होता है। नीचे बताये जानेवाले भग और लिङ्ग 
दोनॉको उपस्थ कहा जाता है। भग और योनि 
ये स्त्री-चिहके बोधक पर्यायवाची शब्द हैं। शत्र, 
मेढ, मेहन और शेफस्‌--ये पुरुषचिह (लिङ्ग)-के 
वाचक हैं। पिचण्ड, कुक्षि, जठर, उदर और 
सुल्द-ये पेटके अर्थम आते हैं। कुच और स्तन 


पर्यायवाची शब्द हैं। कुचोके अग्रभागका 
चूचक है। नपुंसकलिङ्ग क्रोड तथा भुजान्तर शब्द 
गोदीके वाचक हैं। स्कन्ध, भुजशिरस्‌ और 
अंस--ये कँधेके अर्थे आते हैं। 'अंस' शब्द 
ङ्ग और नपुँसकलिङ्ग है। कंधेकी संधियों 
अर्थात्‌ हसलीकी हहवको जु कहते है। पुनर्भव, 
'कररूह, नख और नखर--ये नखोके नाम हैं। इनमें 
"नखर' और 'नख' शब्द स्तरीलङ्गके सिवा अन्य 
दो लिङो प्रयुक्त होते हैं अंगठे लेकर तर्जनीतक 
'फैलाये हुए हाथको प्रदेश, अगे मध्यमातकको 
जाल और अनामिकातक फैलाये हुए हाथकों 
गोकर्ण कहते हैं। इसी प्रकार अँगूठेसे कनिष्ठिका 
अँगुलोतक फैले हुए हाथका नाम वितरित (बालिस्त 
या बित्त) है। इसको लंबाई बारह अंगुलकी 
होती है। जब हाथकी सभी अँगुलियाँ फैली हों, 
तब उसे चपेट, तल और प्रहस्त कहते हैं। मुट्ठी 
बधे हुए हाथका नाम रलि है। (कोहनीसे लेकर 
मुट्ठी बँधे हुए हाथतकके मापको भी “रलि' 
कहते हैं)) कोहनीसे कति गुलीतककी लंबाईका 
जाम अलि है। शे समान आकारवाली ग्रीवाका 
जाम कम्बुप्रीया और त्रिरेखा है। गलेकी घाँटीको 
अबु, घाटा और कृकाटिका कहते हैं। ओठसे 
जीचेके हिस्सेका नाम चिबुक है। गण्ड और गाल 
'गालके वाचक है।गालोके निचले भागको हनु कहते 
है। नेत्रेकि दोनों रको अपाङ्ग कहा जाता है। 
उन्हें दिखानेकी चेष्टाको कटाक्ष कहा जाता है। 
(कुर, कुन्तल और वाल--ये केशके वाचक हैं। 
अतिकर्म और प्रसाधन शब्द सँवारने और शङ्गा 
केके अर्थमें आते हैं। आकल्प, वेश और 
जेषथ्य--ये शब्द प्रत्यक्ष नाटक आदिके खेलमे 
'भित्र-भिन्न वेष धारण करनेके अर्थम आते है 
स्तकपर धारण किये जाेवाले रलका नाम 
चूडामणि और शिरोसल है। हरके बीच-बीचमे 


न 
पिरोये हुए रलको तरल कहते हैं। कर्णिका और | आते हैं। पुराने वसत्रको पटच कहते हैं। संख्यान 
तालपत्र--ये कानके आभूषणके नाम हैं। लम्बन | और उत्ततीय--ये चादर यादु अर्थमें आते 
और ललन्तिका गलेमें नौचेतक लटकनेवाले |हैं। फूल आदिसे बालॉका गूजर करने या 
हाएको कहते हं मञ्जोर और नूपुर-ये पैरके | कपोल आदिपर प्रभङ्ग आदि बनानेको रचना 
आभूषण हैं। किङ्किणी और कुट्रधण्टिका घुँुरूके | और परिस्पन्द कहते हैं। प्रत्येक उपचारकी 
जाम हं दैर्घ्य, आयाम और आनाह-ये वस्त्र पूर्णताका नाम आभोग है। ढक्ननदार पेटीको 
आदिकी लंबाईके बोधक हैं। परिणाह और | समुद्गक और सम्पुटक कहते हैं। प्रतिग्रह और 
'विशालता--ये चौड़ाई (पनहा या अर्ज) के अर्थे | पतदुपरह--ये पीकदानके नाम हैं॥ १--२९॥ 
इस प्रकार आदि आणोष सहापुराणमे “कोशल अनुष्य- वर्गका करत” नामक 
जान सा चाँसठरवा अध्याय पूण हुआ# २६४५ 
fon 


तीन सौ पैंसठवाँ अध्याय 
ब्रहा-वर्ग 


अग्निदेव कहते हैं--वंश, अन्यवाय, गोत्र, 
कुल, अभिजन और अन्वय--ये वंशके नाम हैं। 
मनकी व्याख्या करनेवाले ब्राह्मणको आचार्य 
कहते हैं। जिसने यक्षमें व्रतकी दीक्षा ग्रहण की 
हो, वह आदेष्टा, यष्टा और यजमान कहलाता है। 
समझ-बूझकर आरम्भ करनेका नाम उपक्रम है। 
'एक गुरुके यहाँ साथ-साथ विद्या पढ़नेवाले छात्र 
परस्पर सतीर्य और एकगुरु कहलाते हैं। सभ्य, 
सामाजिक, सभासद और सभास्तार-ये यज्ञके 
सदस्थोंके नाम हैं। ऋत्विक्‌ और याजक--ये यज्ञ 
करनेवाले ऋत्विजोके वाचक हैं। यजुर्वेदके 
ज्ञाता ऋत्विजूको अध्वर, सामवेदके जाननेवालेको 
उद्गाता और ऋष्वेदके झाताको होता कहते हैं। 
चषाल और यूपकटक--ये यज्ञीय स्तम्भपर लगाये 
जानेवाले काठके छलेके नाम हैं। स्थण्डिल और 
चत्वरे दोनों शब्द समान लिङ्ग और समान 
अर्के बोधक हैं। खौलाये हुए दूधमें दही मिला 
देनेसे जो हवनके योग्य वस्तु तैयार होती है, उसे 
आमिक्षा कहते हैं। दही मिलाये हुए घीका नाम 


पृषदाण्य है। परान्न और पायस-ये खीरके 
वाचक हैं। जो पशु यहे अभिमन्त्रित करके मारा 
गया हो, उसको उपाकृत कहते हैं। परम्यराक, 
जमन और प्रोक्षण-ये शब्द यज्ञौय पशुका वध 
करनेके अर्थम आते हैं। पूजा, नमस्या, अपचिति, 
सपर, अर्चा और अईणा -_ये समानार्थक शब्द 
हैं। वरिवस्या, शुषा, परिचर्या और उपासना-- 
ये सेवके नाम हैं। नियम और ब्रत-ये एक- 
दूसरेके पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें 'ब्रत' शब्द 
पिङ्ग और नपुंसकलिम्र--दोनोंमे प्रयुक्त होता 
है। उपवास आदिके रूपमें किये जानेवाले ब्रतका 
जाम पुण्यक है। जिसका प्रथम या प्रधानरूपसे 
विधान किया गया हो, उसे 'मुख्यकल्प' कहते हैं 
और उसकी अपेक्षा अधम या अप्रधानरूपसे 
जिसकी विधि हो, उसका नाम अनुकल्प है। 
कल्पके अर्थमें विधि और क्रम-इन शब्दोंका 
योग समझना चाहिये। वस्तुका पृथक्‌-पृथक्‌ 
ज्ञान (अथवा जड़-चेतन या द्रष्टा-दृश्यके पार्थक्यका 
निश्चय) विवेक कहलाता है। (श्रावणीपूर्णिमा 


० अध्याय ३९६५ 


आदिके दिन) संस्कारपूर्वक वेदका स्वाध्याय 
आरम्भ करना उपकरण या उपाकर्म कहलाता है। 
भिक्षु, परित्राद; कर्मन्दी, पाराशरी तथा मस्करी-- 
संन्यासीके पर्यायवाची शब्द हैं। जिनको वाणी 
सदा सत्य होती है, वे ऋषि और सत्यवचा 
कहलाते हैं। जिसने वेदाध्ययन और ब्रहाचर्यके 
व्रतको विधिवत्‌ समाप्त कर लिया है, किंतु अभी 
दूसरे आश्रमको स्वीकार नहीं किया है, उसको 


खातक कहते हैं। जिन्होंने अपनी सम्पूर्ण इन्द्रयोपर 
विजय प्रात कर ली है, वे 'यती' और 'यति' 
कहलाते हैं। शरीर-साध्य नित्यकर्मका नाम यम 
है तथा जो कर्म अनित्य एवं कभी-कभी 
आवश्यकतानुसार किये जानेयोग्य होता है, वह 
(जप, उपवास आदि) नियम कहलाता है। 
भूय, ्रहात्व और जाय ये ब्रह्मपावकी 
प्राप्तिक नाम हैं॥१-११॥ 


इस कार, आदि आलेय, महापुराण “कोशगत अहावर्गका कर्षत”/ कामक 
हौ ला पँठयाँ अध्याय पूर हुआ0 ३६५ ॥ 
pe लल 


तीन सौ छाछठवाँ अध्याय 


क्षत्रिय, वैश्य 

अग्निदेव कहते हैं--मूर्थाभिषिक्त, राजन्य 
'बाहुज, क्षत्रिय और विराट्--ये क्षत्रियके वाचक 
हैं। जिस राजाके सामने सभी सामन्त-नरेश 
मस्तक झुकाते हैं, उसे अधीश्वर कहते हैं। 
जिसका समुप्य समूची भूमिपर अधिकार हो, 
उस सम्राट्का नाम चक्रवर्ती और सार्वधौम है 
तथा दूसरे राजाओंको (जो छोटे-छोटे मण्डलोकि 
शासक हैं, उन्हें) मण्डलेश्वर कहते हँ। मन्त्रके 
तीन नाम हैं-मल्री, धीसचिव और अमात्य। 
महामात्र और प्रधान-ये सामान्य मन्त्रियोकि 
बाचक हैं। व्यवहारके दरष्टा अर्थात्‌ मामले- 
मुकदमेमें फैसला देनेवालेको प्राइविवाक और 
अक्षदर्शक कहते हैं। सुवर्णकी रक्षा जिसके 
अधिकारमें हो वह भौरिक और कनकाध्यक्ष 
कहलाता है । अध्यक्ष और अधिकृत ये अधिकारीके 
बाचक हैं। इन दोनॉका समान लिङ्ग है। जिसे 
अन्तःपुरकी रक्षाका अधिकार सौंपा गया हो, 


और शूद्र-वर्ग 

उसका नाम अन्तर्वशिक' है। सौविदल्ल, कञ्चुकी, 
स्थापत्य और सौविद-ये रनिवासकी रक्षामें 
नियुक्त सिपाहियोंके नाम हैं। अन्तःपुरमें रहनेवाले 
जपुंसकॉंकों चण्ड और वर्षवर कहते हैं। सेवक, 
अर्थी और अनुजीवी -ये सेवा करनेवालेके अर्थम 
आते हैं। अपने राज्यकी सीमापर रहनेवाला राजा 
शत्रु होता है और शत्रुकी राज्य-सीमापर रहनेवाला 
नरेश अपना मित्र होता है। शत्रु और मित्र 
दोनोंकी राज्यसीमाओकि बाद जिसका राज्य हो, 
बह (न शु, न मित्र) उदासीन' होता है। 
विजिगीषु रजके पृष्ठधागमें रहनेवाले राजाको 
पार्ण्णग्राह कहते हैं। चर, स्पश और प्रणिधि 
ये गुतचरके नाम हैं। भविष्यकालको आयति 
कहते हैं। तत्काल और तदात्व-ये वर्तमान 
कालके वाचक हैं। भावी कर्मफलको उदर्क 
कहते हैं। आग लगने या पानीकी बाढ़ आदिके 


कारण होनेवाले भयको अदृष्टभय कहते हैं। 


९ “सतायोशिक के स्थान असवे म के रु ले है। 
२, रोक नौतिके उदेतु विग सब्पुखनत सच रन र श मि, आहि, मित्र तथा अतिरि 
है; आण भो ऐसा हौ म है। परगतो क्रमशः म्म कचा उदासीन होते हैं। 


अपने या सतक राज्यमें रहनेवाले सैनिकों या 
चोरों आदिके कारण जो संकट उपस्थित होता है, 
उसका नाम दृष्टभय है। भरे हुए घडेको भट्रकुम्भ 
और पूर्णकुम्भ कहते हैं। सोनेके गडुए या 


झारीका नाम भृङ्गार और कनकालुका है। मतवाले | हाथी 


हाथीको प्रभित्र, गित और मत कहते हैं। 
हाथीकी सूँडुसे निकलनेवाले जलकणको वधु 
और करशीकर कहते हैं। सृणि और 
ये दो हाथीको हॉकनेके काममें लाये 
लोहेके काटेका बोध कराते हैं। इनमें सूण तो 
स्त्रीलिङ्ग और पुत्र एवं नपुंसकलिङ्ग 
है। परिस्तोम और कुथ हाथीकी गद्दी और झूलके 
'चाचक हँ । स्त्रयोकि बैठनेयोग्य पर्देवाली गाडीको 
कर्णीरथ और प्रबहण कहते हैं। दोला और 
प्रेज्ञा-ये झूला अथवा डोलीके नाम हैं। इनका 
स्त्रीलिङ्गमे प्रयोग होता है। आधोरण, हस्तिपक, 
'हस्त्यारोह और निषादी-ये हाथीवानके अर्थम 
आते हैं। लड़नेवाले सिपाहियोंको भट और योद्धा 
कहते हैं। कञ्चुक और वारण--ये कवच (बख्तर)- 
के नाम हैं। इनका प्रयोग स्त्रौलिङ्गके सिवा अन्य 
लिङ्गम होता है। शौर्षण्य और शिस्त्र-ये 
'सिरपर रखे जानेवाले टोपके नाम हैं। तनु, वर्म 
और दंशन-ये भी कवचके अर्थमें आते हैं। 
आमुक्त, प्रतिमुक, पिनद्ध और अपिनद्ध-ये 
पहने हुए कवचके वाचक हैं। सेनाकी मोचाबंदौका 
जाम व्यूह और बल-विन्यास है। चक्र और 
अनीक--ये नपुंसकलिङ्ग शब्द सेनाके वाचक हैं। 
जिस सेनामें एक हाथी, एक रथ, तीन घोड़े और 


पाँच पैदल हों, उसे पत्ति कहते हैं। पत्तिके समस्त 
अङ्गको लगातार सात बार तीन गुना करते जायें 
खो उत्तरोत्तर उसके ये नाम हॉगे--सेनामुख, 
गुल्म, गण, वाहिनी, पृतना, चमू और अनीकिनी। 
आदि सभी अङ्गोसे युक्त दस अनीकिनी 
सेनाको अक्षौहिणी* कहते हैं। धनुष, कोदण्ड 
और इष्वास--ये धनुषके नाम हैं। धनुषके दोनों 


आ कोणोंको कोटि और अटनी कहते हैं। उसके 


मध्य भागका नाम नस्तक (या लस्तक) है। 
अत्यञ्चाको मौर्वी, ज्या, शिञ्जिनी और गुण कहते 
हैं। पृषत्क, बाण, विशिख, अजिह्ाग, खग और 
आशुग--ये वाचक पर्याय शब्द हैं॥ १-१६॥ 
तूण, उपासङ्ग, तूणीर, निषङ्ग और इषुधि 
ये तरकसके नाम हैं। इनमें इषुध शब्द पुलिङ्ग 
और स्त्रीलिङ्ग दोनों लिज्रॉमें आता है। असि, 
ऋष्ट, निस, करवाल और कृपाण--ये तलवारके 
बाचक हैं। तलवारकी मुष्टिको सरु कहते हैं। 
ईली और करपालिका (करवालिका)--ये गुप्तीके 
जाम हैं। कुठार और सुधिति (या स्वधिति)-ये 
कुल्हाड़ीके अर्थमें आते हैं। इनमें कुठार शब्दका 
प्रयोग पुछिक्न और नपुंसकलिज्ञ--दोनॉमें होता 
है। छुरीको क्षुरिका और असिपुत्रिका कहते हैं। 


पास और कुन्त भालके नाम हैं। सर्वला और 
तोमर गैड़सेके अर्थम आते है। तोमर शब्द 
चङ्ग और नपुंसकलिङ्ग दोन प्रयुक्त होता 
है। (यह आाण-विशेषका भी बोधक है)। जो 
पतःकाल मङ्गल-गान करके राजाको जगाते हैं, 
उन्हें वैललिक और बोधकर कहते है। स्तुति 


प कुक आदि विभो ह, रय आदिको संक जके किये यह नका दिख जा रहा है 


को [कार्ल क्ल] लु चळ कन [चा [जा जमना 
CET [हि ER ET ET ७| 
To oalee fe] 

EE EEE स्ख्य 


«अध्याय ३६६० 


कलेवालॉका नाम मागध और यदी है। जो 
शपथ लेकर संग्रामसे पीछे पैर नहं हटाते, उन 
योद्धाओँको संशतक कहते हैं। पताका और 
ैजपन्ती--ये पताकाके नाम हैं। केतन और 
ध्वज--ये ध्वजाके वाचक हैं और इनका प्रयोग 
नपुंसकलिङ्ग तथा पुँलिङ्गमे भौ होता है। “ैं 
पहले' “मैं पहले' ऐसा कहते हुए जो योद्धाआँकी 
युद्ध आदियें प्रवृत्ति होती है, उसे अहम्पूर्षिका 
कहते हैं। इसका प्रयोग स्लिम होता है। “मैं 
समर्थ हूँ” ऐसा कहकर जो परस्पर अहंकार प्रकट 
किया जाता है, उसका नाम अहमहमिका है। 
शक्ति, पराक्रम, प्राण, शौर्य, स्थान (स्थामन्‌) 
सहस्‌ और बल--ये सभी शब्द बलके वाचक 
हैं। मूच्छकि तीन नाम हैम, करमल और 
मोह। विपक्षीको अच्छी तरह रगड़ने या कष्ट 
पहुँचानेको अवमर्द तथा पीडन कहते हैं। शुको 
धर दबानेका नाम अध्यवस्कन्दन तथा अध्यासादन 
है। जीतको विजय और जय कहते हैं। निर्वासन, 
संतन, मारण और प्रातिथातन--ये मासलेके नाम 
हैं। पश्षता और कालघर्म-ये मृत्युके अर्थमें आते 
हैं। दिल, प्रलय और अत्यय-इनका भी वही 
अर्थ है॥ १७--२२६॥ 

विश, भूमिस्पृश्‌ और वैश्य-ये शब्द 
वैश्यजातिका बोध करानेयाले हैं। वृत्ति, बर्तन 
और जीवन-ये जौविकाके याचक हैं। कृषि, 
गोरक्षा और वाणिज्य--ये वैश्यकी जोविका- 
वृत्तियाँ हैं। ब्याज (सूद)-से चलायी जानेवाली 
जीविकाका नाम कुसीद-यृत्ति है। ब्याजके लिये 
धन देनेको उद्धार और अर्थप्रयोग कहते हैं। 
अनाजकी बालका नाम 'कणिश' है। जौ आदिके 
तीखे अग्रभागको किशारु तथा सस्यशूक कहते 
हैं। तृण आदिके गुच्छका नाम स्तम्ब है। धान्य, 
हि और स्तम्बकरि--ये अनाजके वाचक हैं। 


अनाजके डंठलॉसे होनेवाले भूसेको कडंगर और 
चुष कहते हैं। शमीधान्य अर्थात्‌ फली या छीमीसे 
'निकलनेवाले अनाजके अंदर उड़द, चना और 
मटर आदिको गणना है तथा शूकधान्यमें जौ 
आदिको गिनती है। तृणधान्य अर्थात्‌ तीनाको 
जौबार कहते हैं। सूपका नाम है-शुर्प और 
प्रस्फोटन। सन या वस्त्रके बने हुए झोले अथवा 
चैलेको स्यूत और प्रसेव कहते हैं। कण्डोल और 
पिट टोकरीके तथा कट और किलिञ्क चटाईके 
जाम हैं। इन दोनौंका एक ही लिङ्ग है। रसवती, 
पाकस्थान और महानस--ये रसोईपरके अर्थम 
आते हैं। रसोईके अध्यक्षका नाम पौरोगव है। 
रसोई बनानेवालेको सूपकार, बाव, आरालिक, 
आन्धसिक, सूद, औदनिक तथा गुण कहते हैं। 
जपुंसकलिङ्ग अम्बरीष तथा पुँकषङ्ग भ्राष्टशब्द 
भाड़के वाचक है। कर्करी, आलु तथा गलन्तिका-- 
ये कठौतेके नाम हैं। बढ़े घड़े या माटको 
आलिज्जर एवं मणिक कहते हैं। काले जीरेका 
जाम सुषवी है। आरनाल और कुल्माष-ये 
काँजीके नाम हुँ । वाहीक, हिज्रु तथा रामठ-ये 
हाँगके अर्थम आते हैं। निशा, हर्रा और 
पौता--े हल्दीके वाचक हैं। खाँड्को मत्स्यण्डि 
तथा फाणित कहते हैं। दूधके विकार अर्थात्‌ 
खोवा या मावाका नाम कूर्चिका और क्षीरविकृति 
है। खिग, मसूण और चिकण--ये तीनों शब्द 
चिकनेके अर्थे आते हैं। पृथुक और चिपिटक-- 
ये चिउडाके वाचक हैं। भूने हुए जौको धाना 
कहते हैं। यह स्त्रीलिङ्ग शब्द है। जेमन, लेह 
(लेप) और आहार--ये भोजनका बोध करनेवाले 
हुँ। माहेयी, सौरभी और गौ-ये गायके पर्याय 
हैं। कंधेपर जुआ डोनेवाले बैलको सुप्य और 
जरासङ्गध तथा गाडी खींचनेवालेको शाकट कहते 
हैं। जहुत दिनॉंकी ब्यायी हुई गायका नाम 


ष्कयणी (बकेना) तथा थोड़े दिनॉकी ब्यायो 
हुईका नाम धेनु है। साँड्से लगी हुई गौको 
संधिनी कहते हैं। गर्भ गिरानेवाली गायकौ 
“वेहद्‌' संज्ञा है॥ २३-३३॥ 

'पण्याजीब तथा आपणिक व्यापारीके अधे 
आते हैं। व्यास और उपनिधि--ये धरोहरके 
वाचक हैं। ये दोनों शब्द पुग हैं। बेचनेका 
जाम है विपण और विक्रय। संख्यावाचक शब्द 
'एकसे लेकर ' दश' शब्दके श्रवण होनेतक (अर्थात्‌ 
एकसे अष्टादशतक) केवल संख्येय द्रव्यका बोध 
'करानेके लिये प्रयुक्त होते हैं, अत: उनका तीनों 
लिङ्गम प्रयोग होता है। जैसे -एकः पटः 
स्त्री, एकं पुष्पम्‌ इत्यादि; परंतु 'पञ्चन्‌'से 
शब्दतकके रूप तीनों लिङ्गम समान होते हैं। 
यया--दश स्रः, दश पुरुषः, दश पुष्पाणि 
इत्यादि। इसी प्रकार अष्टादशतक समझना चाहिये। 
संख्यामात्रका बोध करानेके लिये इन शब्दॉका 
अयोग नहीं होता; अतएव 'विप्राणा शतम्‌" 
इत्यादिके समान 'विप्राणा दश' यह प्रयोग नहीँ 
हो सकता। विंशति आदि सभौ संख्यावाचो शब्द 
संख्या और संख्येय दोनों अथॉमें आते हैं तथा वे 
नित्य एक वचनान्त माने जाते हैं। (यथा 
संख्येयमे--विंशतिः पटः । संख्यामाजमें विंशतिः 
पटानाम्‌ इत्यादि। परंतु इनकी एकवचनान्तता 
केवल संख्येय अर्थमें ही मानी गयी है।) 
संख्यामात्रमै ये द्विवचन और बहुवचन भी होते 
हैं (यथा दो बीस, तीन बीस आदिके अर्थमें-- 
दै विंशती, यो विंशतय:-- इत्यादि) । उनविंशतिसे 
लेकर नवनवतितक सभी संख्याशब्द स्त्रीलिङ्ग हैं 
(अतएव 'विंशत्या पुरषः" इत्यादि प्रयोग होते 
हँ) । 'पढ्कि"से लेकर शत, सहर आदि शब्द 


क्रमशः दसगुने अधिक हैं (यथा पङ्कः (१०), 
शतम्‌ (१००), सहस्रम्‌ (१०००), अयुतम्‌ 
(६००००) इत्यादि) । मान तीन प्रकारके होते 
है-तुलामान, अङ्गुलिमान और प्रस्थमान। पाँच 
गुंजे (रत्ती)-का एक माषक (माशा) होता 
है॥ ३४-३६॥ 

सोलह माषकका एक अक्ष होता है, इसीको 
कर्ष भी कहते हैं। कर्ष पिङ्ग भी है और 
नपुंसकलिङ्ग भी। चार कर्षका एक पल होता है। 
एक अक्ष सोनेको 'सुवर्ण' और बिस्त कहते हैं 
तथा एक पल सुवर्णका नाम “कुरुबिस्त' है। सौ 
'पलकी एक “तुला” होती है, यह स्त्रीलिङ्ग शब्द 


'दशन्‌' | है। बीस तुलाको 'भार' कहते हैं। चाँदीके 


रुपयेका नाम कार्षापण और कार्षिक है। ताँचेके 
पैसेको “पण' कहते हैं। द्रव्य, वित्त, स्वापतेय, 
रिक्थ, ऋक, धन और वसु--यै धनके वाचक 
है।स्वरलिङग रीति शब्द और पकलङ्ग आरकूर-- 
ये पौतलके अर्थम प्रयुक्त होते हैं। ताबाका नाम-- 
ताम्रक, शुल्ब तथा औदुम्बर है। तीण, कालायस 
और आयस--ये लोहेके अर्थमें आते हैं। क्षार 
और काँच--ये काँचके नाम हैं। चपल, रस, सूत 
और पारद-ये पाराके वाचक हैं। भैंसेके 
सींगका नाम गरल (या गवल) है। त्रपु, सौसक 
और पिच्चट-ये सौसाके अर्मे प्रयुक्त होते हैं।* 
हिण्डीर, अव्धिकफ तथा फेन-ये समुद्रफेनके 
वाचक हैं। मधूच्छिष्ट और सिक्थक--ये मोमके 
जाम हैं। रंग और बंग-ाँगाके, पिचु और तूल-- 
रुईके तथा कूलटी (कुनटी) और मनःशिला 
मैनसिलके नाम हैं। यवक्षार और पाक्य-- 
पर्यायवाची शब्द हैं । त्वकक्षीरा और वंशलोचना-- 
वंशलोचनके वाचक हैं॥ ३७--४२॥ 


= जोष इस लोके 'जपु' और "टको रके ऊचे लिय गया तय सरके न, केक और का - तन 


याय अन्दे गये हैं। 


बृषल, जघन्यज और शूद--ये शुद्रजातिके 
जाम हैं। चाण्डाल एवं अन्त्यज जातिय वर्णसंकर 
कहलाती हैं। शिल्पकर्मके ज्ञाताको कारु और 
शिल्पी कहते हैं (इनमें बढई, थवई आदि सभी 
आ जाते हैं।) समान जातिके शिल्पियोकि एकत्रित 
हुए समुदायको श्रेणि कहते हँ। यह स्त्रीलिङ्ग और 
पिङ्ग दोन प्रयुक्त होता है। चित्र बनानेवालेको 
रङ्गाजीव और चित्रकार कहते हैं। त्वष्ट, तक्ष 
और वर्धकि--ये बढुईके नाम हैं। नाडिन्धम और 
स्वर्णकार-ये सुनारके वाचक हैं। नाई (हजाम)- 
का नाम है नापित तथा अन्तावसायी। बकरी 
बंचनेवाले गडरियेका नाम जाबाल और अजाजीव 
है। देवाजीव और देवल--ये देवपूजासे जीविका 
चलानेवालेके अर्थमें आते हैं। अपनी स्त्रयोके 
साथ नाटक दिखाकर जौवन- निर्वाह करनेवाले 
जटको जायाजीव और शैलूष कहते हैं। रोजाना 
मजदूरी लेकर गुजर करनेवाले भजूरेका नाम 


भूत और भृतिभुक्‌ है। विवर्ण, पामर, नीच, 
कूठ, पृथग्जन, विहीन, आपसद और जाल्म-- 
ये नीचके वाचक हैं। दासको भूतय, दासेर और 
चेटक भी कहते हैं। पढ़, पेशल और दक्ष-ये 
चतुरके अर्थमें आते हैं। मृगयु और सुब्धक--ये 
व्याधके नाम हैं। चाण्डालको चाण्डाल और 
दिवाकीरति कहते हैं। पुताई आदिके कामम पुसत 
शब्दका प्रयोग होता है। पञ्चालिका और पुत्रिका- 
ये पुतली या गुडियाके नाम हैं। वर्कर शब्द जवान 
चशुमाजके अर्थमें आता है (साथ ही वह बकरेका 
' वाचक है)। गहना रखनेके डब्बेको या कपड़े 
रखनेकी पेटीको मञ्जूषा, पेटक तथा पेडा कहते 
है। तुल्य और साधारण-ये समान अर्थके 
वाचक हैं। इनका सामान्यतः तीनों लिङ्गम प्रयोग 
होता है। प्रतिमा और प्रतिकृति-ये पत्थर आदिकी 
मूर्तिके वाचक हैं। इस प्रकार ब्राह्मण आदि 
वर्गोंका वर्णन किया गया॥४३--४९॥ 


इस प्रकार आदि आगे महापुराणे 'कोशगत क्षति वैश्य और सृदवर्गका वर्ण” नामक 
खान सौ आठवां अध्याय पूण हुआ# ३६६५ 


mmm 
तीन सौ सड़सठवाँ अध्याय 
सामान्य नाम-लिङ्ग 


अनिदेव कहते है-मुनवर! अब मैं सामान्यत: 
नामलिङ्गोका वर्णन करूँगा (इस प्रकरणमें आये 
हुए शब्द प्रायः ऐसे होंगे, जो अपने विशेष्यके 
अनुसार तीनों लिङ्गोमे प्रयुक्त हो सकते हैं), आप 
उन्हें ध्यान देकर सुने। सुकृति, पुण्यवान्‌ और 
धन्य-ये शब्द पुण्यात्मा और सौभाग्यशाली 
युरुषके लिये आते हैं। जिनकी अभिलाषा, आशय 
या अभिप्राय महान्‌ हो, उन्हें महेच्छ और महाशय 
कहते हैं। (जिनके हदय शुद्ध, सरल, कोमल, 
दयालु एवं भावुक हों, वे इदयालु, सइदय और 


सुहदय कहलाते हेँ।) प्रवीण, निपुण, अभिज्ञ 
चि, निष्णात और शिक्षित--सुयोग्य एवं कुशलके 
अर्चये आते हैं। वदान्य, स्थूललक्ष, दानशौण्ड 
और बहुप्रद--ये अधिक दान करनेवालेके वाचक 
है। कृती, कृत और कुशल-ये भी प्रवीण, 
चतुर एवं दक्षके ही अर्थमें आते हैं। आसक्त, 
उद्युछ और उत्सुक-ये उद्योगी एवं कार्यपरायण 
ुरुषके लिये प्रयुक्त होते हैं। अधिक धनवान्‌को 
इष्य और आढ्य कहते हैं। परिवृढ, अधिभू, 
नायक और अधिप--ये स्वामीके वाचक हैं। 


८०८ 


लक्ष्मीवान्‌, लक्षमण तथा श्रील-ये शोभा और 
औसे सम्पन्न पुरुषके अर्थे आते हैं। स्वतन्त्र, 
स्वैरी और अपावृत शब्द स्वाधीन अर्थके बोधक | 
हैं। खलपू और बहुकर--खलिहान या मैदान 
साफ करनेवाले पुरुषके अर्थम आते हँ । दीर्घसूत्र 
और चिरक्रिय-ये आलसी तथा बहुत विलम्बसे 
काम पूरा कलेवाले पुरुषके बोधक हैं। बिना 
विचार काम कलेवालेको जाल्म और असमीक्यकारी 
कहते हैं। जो कार्य कसम ढौला हो, वह कुष्ठ 
कहलाता है। कर्मशूर और कर्मंठ--ये उत्साहपूर्वक 
कर्म करनेवालेके वाचक हैं। खानेवालेको भक्षक, 
घस्मर और अग्र कहते हैं। लोलुप, गर्धन और 
गृष्तु-ये लोभीके पर्याय हैं। विनीत और प्रश्नित- 
ये विनययुरत पुरुषका बोध करनेवाले हैं। षु 
और वियात-ये धृष्टे लिये प्रयुक्त होते हैं। 
प्रतिभाशाली पुरुषके अर्थे निभृत और प्रगल्भ 
शब्दका प्रयोग होता है। भौस्क और भौरु- 
डरपोकके, बन्दार और अभिवादक प्रणाम 
कलेवालेके, भूषु भविष्णु और भविता होनेवालेके | 
तथा ज्ञाता, विदुर और विन्दुक-ये जानकारके 
वाचक हैं। मत, शौण्ड, उत्कट और क्षोब-ये 
मतवालेके अर्थमें आते हैं (क्षीब शब्द नान्त भी 
होता है, इसके क्षीबा, क्षीयाणी, क्षीबाण: इत्यादि 
रूप होते हैं)। चण्ड और अत्यन्त कोपन-ये 
अधिक क्रोध करनेवाले पुरुषके बोधक हैं। 
देवताओंका अनुसरण करनेवालेको देवद्रधङ्‌ और 
सब ओर जानेवालेको विष्वग्क्रयड्‌ कहते हैं। इसी 
प्रकार साथ चलनेवाला सध््यक्ष और तिरछा 
चलनेवाला तिर्यङ्‌ कहलाता है। वाचोयुक्ति पढ़, 
वाग्मी और वावदूक-ये कुशल वक्ताके अर्थम 
प्रयुक्त होते हैं। बहुत अनाप-शनाप बकनेवालेको 
जल्पाक, वाचाल, याचाट और बहुवाक्‌ कहते 
हैं। अपध्वस्त और घिकृत-ये धिक्कारे हुए | 


 अम्लिपुराण « 
ममम ककससक कक ससक कक कक», 


पुरुषके वाचक हैं। कीलित और संयत शब्द बद्ध 
(कंधे हुए)-का बोध करनेवाले हैं ॥१--१०॥ 

रवण और शब्दन--ये आवाज करनेवालेके 
अर्थमें आते हैं। (नाटक आदिके आरम्भमें जो 
मङ्गलके लिये आशोर्वादयुकत स्तुतिका पाठ किया 
जाता है, उसका नाम नान्दी है।) नान्दीपाठ 
करनेवालेको नान्दीवादी और नान्दीकर कहते हैं। 
व्यसनात और उपरक्त-ये पीड़ितके अर्थपमें आते 
हुँ। विहस्त और व्याकुल--ये शोकाकुल पुरुषका 
बोध करानेवाले हुँ। नृशंस, क्रूर, घातक और 
'पाष--ये दूसरोंसे रह करनेवाले निर्दय मनुष्यके 
'बाचक हैं। ठगको धूर्त और वञ्चक कहते हैं। 
वैदेह (वैधेय) और वालिश--ये मूर्खके वाचक 
हैं। कृपण और क्षुद्र-ये कदर्य (कंजूस)-के 
अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। मार्गण, याचक और 
अर्थी-ये याचना करनेवालेके अर्थमें आते हैं। 
आहंकारीको अहंकारवान्‌ और अहंयु तथा शुभके 
भागीको शुभान्वित और शुभ॑यु कहते हं कान्त, 
मनोरम और रुच्य--ये सुन्दर अर्थके वाचक हैं। 
इय, अभीष्ट और अभीष्सित--ये प्रियके समानार्थक 
शब्द हैं। असार, फल्गु तथा शून्य--ये निस्सार 
अर्थका बोध करानेवाले हुँ । मुख्य, वर्य, वरेण्यक, 
यान्‌, श्रेष्ठ और पुष्कल --यै श्रेष्ठके वाचक हैं। 
राय, आग्नय, अग्रीय तथा अग्रिय शब्द भी इसी 
अर्थमें आते हैं। बढ़, उरू और विपुल-ये 
विशाल अर्थके बोधक हैं। पीन, पीवन्‌, स्थूल 
और पीवर-ये स्थूल या मोटे अर्थका बोध 
करनेवाले हैं। स्तोक, अल्प, क्षक, सूक्ष्म, 
लक्ष्ण, दध्र, कृश, तनु, मात्रा, त्रुटि, लब और 
कण-ये स्वल्प या सूक्ष्म अर्के वाचक हैं। 
भूषिषठ, पुरुह और पुरु-ये अधिक अर्थके बोधक 
हैं। अखण्ड, पूर्ण और सकल-ये समग्रके 
वाचक हैं। उपकण्ठ, अन्तिक, अभितः, संनिधि 


० अध्याय ३६७ 


और अभ्याश--ये समीपके अर्थये आते हैं। 
अत्यन्त निकटको नेदिष्ठ कहते हैं। बहुत दूरके 
अर्थम दविष्ठ शब्दका प्रयोग होता है। कत्त, 
निस्तल और वर्तुल--ये गोलाकारके वाचक 
हैं। उच्च, राश, उन्नत और उदग्र-ये ऊँचाके 
अर्थम आते हैं। ध्रुव, नित्य और सनातन-वे 
नित्य अर्थक बोधक हैं। आविद्ध, कुटिल, भु, 
चोरित और चक्र--ये टेढ़ेका बोध करानेवाले 
हैं। चञ्चल और तरल--ये चपलके आर्थमें आते 
हैं। कठोर, जरठ और दूद-ये समानार्थक शब्द 
है। परत्र, अभिनव, नव्य, नवीन, नूतन और 
नव--ये नवेके अर्थमै आते हँ। एकतान और 
अनन्यवृत्ति-ये एकाग्रचित्तवाले पुरुषके बोधक 
हैं। उच्चण्ड और अविलम्बित--ये फुके 
याचक हैं। उच्चावच और नैकभेद--ये अनेक 
प्रकारके अर्थमें आते हैं। सम्बाध और कलित-- 
ये संकीर्ण एवं गहनके बोधक हैं। तिमित, 
स्तिमित और क्लि्न-ये आई या भौगे हुएके 
अर्घमे आते हँ। अभियोग और अभिग्रह-ये 
दूसेपर किये हुए दोषारोपणके नाम हैं। स्फाति 
शब्द वृद्धिके और प्रथा शब्द ख्यातिके अथम 


आता है। समाहार और समुच्यय-ये समूहके | अर्थात्‌ 


वाचक हैं। अपहार और अपचय-ये हासका 
बोध करनेवाले हैं। विहार और परिक्रम-वे 
ूमनेके अर्थम आते हँ । प्रत्याहार और उपादान 
चे इच््रियॉंको विषयोंसे हटानेके अर्थ प्रयु 
होते हैं। निहार तथा अध्यवकर्षण--ये शरीरम 
भसे हुए शस्त्रादिको युक्तिपूर्वक निकालनेके 


अर्थमें आते हैं। विष्न, अन्तराय और प्रत्यूह 
ये विष्नका बोध करनेवाले हैं। आस्या, आसना 
और स्थिति-ये बैठनेकी क्रियाके बोधक हैं। 
संनिधि और संनिकर्ष-ये समीप रहनेके अर्थमें 
रुक होते हैं। किलेमें प्रवेश करनेकी क्रियाको 
संक्रम और दुर्गसंचर कहते हैं। उपलम्भ और 
अनुभव--ये अनुधूतिके नाम हैं। प्रत्यादेश और 
'निराकृति--ये दूसरेके मतका खण्डन करनेके 
अर्थमें आते हैं। परिरम्भ, परि, संश्लेष और 
'उपगूहन--ये आलिङ्गनके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। 
यक्ष" और हेतु आदिके द्वारा निश्चित होनेवाले 
ज्ञानका नाम अनुमा या अनुमान है। बिना 
'हथियारकी लड़ाई तथा भयभीत होनेपर किये हुए 
शब्दका नाम डिम्ब, भ्रमर (या डमर) तथा 
विप्लव है। शब्दके द्वारा जो परोक्ष अर्थका ज्ञान 
होता है, उसे शाब्दज्ञान कहते हैं। समानता 
देखकर जो उसके तुल्यवस्तुका बोध होता है, 
उसका नाम उपमान है। जहाँ कोई कार्य देखकर 
कारणका निश्चय किया जाय, अर्थात्‌ अमुक 
कारणके बिना यह कार्य नहीं हो सकता- 
इस प्रकार विचार करके जो दूसरी वस्तु 
कारणका ज्ञान प्रास किया जाय, 
उसे अर्थापत्ति कहते हँ। प्रतियोगीका ग्रहण 
ज होनेपर जो ऐसा कहा जाता है कि 'अमुक 
वस्तु पृथ्वीपर नहीँ है, उसका नाम अभाव 
है। इस प्रकार मनुष्योका ज्ञान बढ़ानेके लिये मैंने 
जाम और लिङ्ग-स्वरूप श्रीहरिका वर्णन किया 
है॥ ११-रट॥ 


इस प्रकार आदि आप्लेक सहापुराणमे “कोशगठ सामान्य नामलिङ्ग ककत” नामक 
हान साँ सङ्सठकाँ अध्याय पूरा हुआ ३६७॥ 
em 


नसे स्का सदह को अहो किस बसको किक कलेको दछ को जा रहो हो उसको “पथ कहते है तथा साध्यको 
(द करके लिये जो बि दी जाती है, उसे तु कहत है । बसे पले बह्‌ धमला (पवर आग है; क्योकि कहाँ धुआ 


उठता है)। यहाँ हि सण, पर्व पक्ष और चूम हु है। 


८९० 


4 अस्लिपुतण 


डम 
तीन सौ अड़सठवाँ अध्याय 
नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत प्रलयका वर्णन 


अभ्निदेव कहते हैं--मुनिवर! 'प्रलय' चार 
प्रकारका होता है--नित्य, नैमििक, प्राकृत और 
आत्यन्तिक। जागतमें उत्पन्न हुए प्राणियोंकी जो 
सदा हौ मृत्यु होती रहती है, उसका नाम “नित्य 
प्रलय" है। एक हजार चतुर्युग बीतनेपर जब 
ब्रह्ाजीका दिन समाप्त होता है, उस समय जो 
सृष्टिका लय होता है, वह “ब्राह्म लय'के नामसे 
प्रसिद्ध है। इसीको 'नैमित्तिक प्रलय" भी कहते 
हैं। पाँचों भूतोंका प्रकृतिमें लीन होना "प्राकृत 
प्रलय" कहलाता है तथा ज्ञान हो जानेपर जब 
आत्मा परमात्माके स्वरूपे स्थित होता है, उस 
अवस्थाका नाम “आत्यन्तिक प्रलय' है। कल्पके 
अल्तमें जो नैमित्तिक प्रलय होता है, इसके 
स्वरूपका मैं आपसे वर्णन करता हूँ। जब चारों 
युग एक हजार बार व्यतीत हो जाते हैं, उस 
समय यह भूमण्डल प्राय: क्षीण हो जाता है, तब 
सौ वर्षोतक यहाँ बड़ी भयंकर अनावृष्टि होती 
है। उससे भूतलके सम्पूर्ण जीव-जन्तुऑका विनाश 
हो जाता है। तदनन्तर जगत्‌के स्वामी भगवान्‌ | 
विष्णु सूर्यकी सात किरणोंमें स्थित होकर पृथ्वी, 
पाताल और समुद्र आदिका सारा जल पी जाते 
है। इससे सर्वत्र जल सूख जाता है। तत्त्‌ | 
भगवान्‌की इच्छासे जलका आहार करके पुष्ट हुई 
चे ही सातों किरणे सात सू्यके रूपें प्रकट होती 
हैं। वे सातों सूर्य पातालसहित समस्त त्रिलोकीको 
जलाने लगते हैं।' उस समय यह पृथ्वी कछुएकी 
पोठके समान दिखायी देती है। फिर भगवान्‌ 
शेषके श्रासोंसे "कालाग्नि सरका ग्रादुभाव होता 
है और चे नीचेके समस्त पातालॉकों भस्म कर 
डालते हैं। पातालके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु भूलोकको, 


'फिर भुवलॉकको तथा सबके अने स्वर्गलोकको 
भी दगध कर देते हैं। उस समय समस्त त्रिभुवन 
जलते हुए भाड़-सा प्रतीत होता है। तदनन्तर 
भुवर्लोक और स्वर्ग-इन दो लोकोंके निवासी 
अधिक तापसे संतप्त होकर “महलॉक'में चले 
जाते हैं तथा महलॉकसे जनलोकमें जाकर स्थित 
होते हैं। शेषरूपी भगवान्‌ विष्णुके मुखोच्छूवाससे 
प्रकट हुए कालाग्निर जब सम्पूर्ण जगत्को जला 
डालते हैं, तब आकाशमें नाना प्रकारके रूपवाले 
जादल उमड़ आते हैं, उनके साथ बिजलीकी 
गड्गडाहट भी होती है। चे बादल लगातार सौ 
वर्षात वर्षा करके बढी हुई आगको शान्त कर 
देते हैं। जब सहर्षियोके स्थानतक पानी पहुँच 
जाता है, तब विष्णुके मुखसे निकली हुई साँससे 
सौ चषक प्रचण्ड वायु चलती रहती है, जो उन 
जादलोको नष्ट कर डालती है। फिर ब्रह्मलूपधारी 
भगवान्‌ उस वायुको पीकर एकार्णवके जलमें 
शयन करते हैं। उस समय सिद्ध और महागण 
जलें स्थित होकर भगवानूकी स्तुति करते हँ 
और भगवान्‌ मधुसूदन अपने 'वासुदेव' संक 
आत्माका चिन्तन करते हुए, अपनी हो दिव्य 
मायामयी योगनिद्राका आश्रय ले एक कल्पतक 
सोते रहते हैं। तदनन्तर जागनेपर वे ब्रहाके रूपम 
स्थित होकर पुनः जगत्‌की सृष्टि करते हैं। इस 
प्रकार जब ब्रहाजीके दो परार्ड्की आयु समास 
हो जाती है, तब यह सारा स्थूल प्रप परकृतिम 
लीन हो जाता है॥ १-१५॥ 

इकाई-दहाईके क्रमसे एकके बाद दसगुने 
स्थान नियत करके यदि गुणा करते चले जाये तो 
अठारहवेँ स्थानतक पहुँचनेपर जो संख्या बनती 


है, उसे 'परार्ड' कहते हैं*। पराद्धका दूजा समय 
व्यतीत हो जानेपर 'प्राकृत प्रलय' होता है। उस 
समय वपकि एकदम बंद हो जाने और सब ओर 
प्रचण्ड अग्नि प्रज्वलित होनेके कारण सब कुछ 
भस्म हो जाता है। महत्तत्वसे लेकर विशेषपर्यन्त 
सभी विकारों (कार्या)-का नाश हो जाता है। 
भगवानके संकल्पसे होनेवाले उस प्राकृत प्लवके 
प्राप्त होनेपर जल पहले पृथ्वीकै गन्ध आदि 
गुणको ग्रस लेता है-अपनेमें लीन कर लेता है। 
तय गन्धहीन पृथ्वीका प्रलय हो जाता है-उस 
समय जलमें घुल-मिलकर यह जलरूप हो जाती 
है। उसके बाद रसमय जलकी स्थिति रहती है। 
फिर तेजस्तत्व जलके गुण रसको पी जाता है। 
इससे जलका लय हो जाता है। जलके लीन हो 
जानेपर औसनतत्व प्रश्वलित होता रहता है। 
तत्त्‌ तेजके प्रकाशमय गुण रूपको वायुतत्व 
स लेता है। इस प्रकार तेजके शान्त हो जानेपर 
अत्यन्त प्रबल एवं प्रचण्ड वायु बड़े वेगसे चलने 
गती है। फिर वायुके गुण स्पशंको आकाश 
अपनेमें लीन कर लेता है। गुणके साथ हौ 

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमों “वित्य 


युका नाश होनेपर केवल नीरव आकाशमात्र 
रह जाता है। तदनन्तर भूतादि (तामस अहंकार) 
आकाशके गुण शब्दको ग्रस लेता है तथा तैजस 
अहंकार इख्ियॉको अपनेमें लीन कर लेता है। 
इसके बाद महत्तत्व अभिमान स्वरूप भूतादि एवं 
तैजस अहंकारको ग्रस लेता है। इस तरह पृथ्वी 
जलमें लीन होती है, जल तेजमे समा जाता है, 
तेजका वायुमेँ, वायुका आकाशमें और आकाशका 
अहंकारमें लय होता है। फिर अहंकार महत्तत्त्वमें 
प्रवेश कर जाता है। ब्रह्मत्‌! उस महत्तत्वकों भी 
प्रकृति ग्रस लेती है। प्रकृतिके दो स्वरूप हैं- 
"व्यक और 'अव्यक्त'। इनमें व्यक्त प्रकृतिका 
अव्यक्त प्रकृतियें लय होता है। एक, अविनाशी 
और शुद्धस्वरूप जो पुरुष है, वह भी परमात्पाका 
ही अंश है, अतः अनमं प्रकृति और पुरुष-ये 
दोनों परमात्मामें लौन हो जाते हैं। परमात्मा 
सत्स्वरूप जेय और ज्ञानमय है। वह आत्मा 
(बुद्धि आदि)-से सर्वथा परे है। वही सबका 
ईर सवर" कहलाता है। उसमें नाम और 
जाति आदिकी कल्पनाएँ नहीँ हं॥ १६-२७॥ 
औैमितिक तथा आकृत अलयका वर्णन” नामक 


न सौ अक्सठवाँ अध्याय पूरा हुआ ३६८॥ 
em 


तीन सौ उनहत्तरवाँ 


त्तरवाँ अध्याय 


आत्यन्तिक प्रलय एवं गर्भकी उत्पत्तिका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं- वसिष्ठजी। अब मैं 
“आत्यन्तिक प्रलय का वर्णन करुँगा । जब जगते 
आध्यत्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक 
संतपॉको जानकर मनुष्यको अपनेसे भी वैराग्य 


हो जाता है, उस समय उसे ज्ञान होता है और 
जञानसे इस सृष्टिका आत्यन्तिक प्रलय होता है 
(यही जीवात्माका मोक्ष है) । आध्यात्मिक संताप 
“शारीरिक' और “मानसिक” भेदसे दो प्रकारका 


ल अह सलम दि एकको भी भिन स अर्त्‌ एकके बाट सतह सूय लगे वर्तमान गणनाके अनुसार यह 
संख एक सँखाके शर होती है और यदि एकके ब अ सन्य लगाये जावै लो यह संख्या सहाशँखाके चठबर होती है। यह संखा 


और मह ह "पाद है 


«१२ 


होता है। ब्रहान्‌! शारीरिक तापके भी अनेकों भेद 
हैं, उन्हें श्रवण कौजिये। जीव भोगदेहका परित्याग 
करके अपने कमाँके अनुसार पुनः गर्भमें आता है 
वसिष्ठजी ! एक 'आतिवाहिक' संज्ञक शरीर होता 
है, वह केवल मनुष्यको मृत्युकाल उपस्थित 
होनेपर प्राप्त होता है। विप्रवर! यमराजके दूत 
मनुष्यके उस आतिवाहिक शरीरको यमलोकके 
मार्गसे ले जाते हैं। मुने! दूसरे प्राणियोंको न तो 
® आतिवाहिक शरीर मिलता है और न वे यमलोकके 
मार्गसे ही ले जाये जाते हैं। तदनन्तर यमलोकें 
गया हुआ जीव कभी स्वर्गमें और कभी नरकमें 
जाता है। जैसे रहट नामक यन्तरमे लगे हुए घड़े 
कभी पानीमें डूबते हैं और कभी ऊपर आते हैं, 
उसी तरह जीवको कभी स्वर्ग और कभी नरकमें 
चक्कर लगाना पड़ता है। ब्रह्म! यह लोक 
कर्मभूमि है और परलोक फलभूमि। यमराज 
जीवको उसके कर्मानुसार भिन्न-भिन्न योतियों 
तथा नरकॉमें डाला करते हैं। यमराज ही 
जीवोद्वारा नरकॉको परिपूर्ण बनाये रखते हैं। 
यमराजको ही इनका नियामक समझता चाहिये। 
जीव यायुरूप होकर गर्भमें प्रवेश करते हैं। 
यमदूत जब मनुष्यको यमराजके पास ले जाते हैं, 
तय वे उसकी ओर देखते हैं। (उसके कर्माँपर 
विचार करते हैं--)यदि कोई धर्मात्पा होता है तो 
उसकी पूजा करते हैं और यदि पापी होता है तो 
अपने घरपर उसे दण्ड देते हैं। चित्रगुप्त उसके 
शुभ और अशुभ कर्मोंका विवेचन करते हैं। 
मके ज्ञाता वसिष्ठजी! जबतक बन्धु-बन्धवोका 
अशौच निवृत्त नही होता, तबतक जीव आतिवाहिक 
शरीरे हो रहकर दिये हुए पिण्डोंको भोजनके 
रूपमें अपने साथ ले जाता है । तत्प प्रेतलोकमें 


'पहुँचकर प्रेतदेह (आतिवाहिक शरीर)-का त्याग 
करता है और दूसरा शरीर (भोगदेह) पाकर वहाँ 


भूख-प्याससे युक्त हो निवास करता है। उस 
समय उसे वही भोजनके लिये मिलता है, जो 
आडके रूपमे उसके निमित्त कच्चा अन्न दिया 
गया होता है। प्रेत के निमित्त पिण्डदान किये बिना 
उसको आतिवाहिक शरीरसे छुटकारा नहीं मिलता, 
बह उसी सीमं रहकर केवल पिण्डॉका भोजन 
करता है। सपिण्डीकरण श्राद्ध करनेपर एक वर्षके 
पश्चात्‌ वह प्रेतदेहको छोड़कर भोगदेहकों प्राप्त 
होता है। 'भोगदेह' दो प्रकारके बताये गये हैं 
शुभ और अशुभ। भोगदेहके द्वारा कर्मजनित 
जनधनको भोगनेके पश्चात्‌ जब मर्त्यलोकरमे गिरा 
दिया जाता है। उस समय उसके त्यागे हुए 
भोगदेहको निशाचर खा जाते है। ब्रहान्‌! यदि 
जीव धोगदेहके द्वारा पहले पुण्यके फलस्वरूप 
स्वर्गका सुख भोग लेता है और पाप भोगना शेष 
रह जाता है तो वह पापियोंके अनुरूप दूसरा 
भोगशरीर धारण करता है। परंतु जो पहले पापका 
'फल भोगकर पौछे स्वर्गका सुख भोगता है, बह 
भोग समा होनेपर स्वर्गे भ्रष्ट होकर पवित्र 
आचार-बिचारवाले धनवानोंके घरमै जन्म 
लेता है। वसिहजी! यदि जीव पुण्यके 
रहते हुए पहले पाप भोगता है तो उसका भोग 
समाप्त होनेपर वह पुण्यभोगके लिये उत्तम 
(देवोचित) शरीर धारण करता है। जब कर्मका 
भोग थोडा-सा ही शेष रह जाता है तो जीवको 
जरकसे भी छुटकारा मिल जाता है। नरकसे 
निकला हुआ जीव पशु-पक्षी आदि तिवँग्योनिमें 
ही जन्म लेता है; इसमें तनिक भी संदेह नहीं 
है॥३-१८॥ 

(मानवयोनिके) गर्भं प्रविष्ट हुआ जीव 
पहले महौनेमें कलल (रज-वीर्यके मित्रित बिनदु)- 
के रूपमें रहता है, दूरे महीनेमें वह घनीभूत 
होता है (कठोर मांसपिण्डका रूप धारण करता 


«१४ 


मनुष्य अधिक वातवाला होता है--उसमें वातकी 
प्रधानता होती है। जिसके असमयमें ही बाल 
सफेद हो जायं, जो क्रोधी, महाबुद्धिमान्‌ और 
युद्धको पसंद करनेवाला हो, जिसे सपेम 
प्रकाशमान वस्तुएँ अधिक दिखायी देती हों, 
उसे पित्तप्रधान प्रकृतिका मनुष्य समझना 
चाहिये। जिसकी मैत्री, उत्साह और अङ्ग सभी 
स्थिर हों, जो धन आदिसे सम्पन्न हो तथा 
जिसे स्वणमें जल एवं श्वेत पदाधोका अधिक 
दर्शन होता हो, उस मनुष्यमें कफकी प्रधानता 
है। प्राणियोंके शरीरमें रस जीवन देनेवाला 
होता है, रक्त लेपनका कार्य करता है तथा मांस 
मेहन एवं खेहन क्रियाका प्रयोजक है। हड्डी 
और मजाका काम है शरीरको धारण कला। 
सीरवी वृद्धि शरीरको पूर्ण बनानेवाली होती है। 
ओज शुक्र एवं चीर्यका उत्पादक है; वही जीवकी 
स्थिति और प्राणकी रक्षा कलेवाला है। ओज 
शुक्रौ अपेक्षा भी अधिक सार वस्तु है। वह 


इदयके समीप रहता है और उसका रंग कुछ- 
कुछ पीला होता है। दोनों जंघे (ये समस्त पैरके 
उपलक्षण हैं), दोनों भुजाएँ, उदर और मस्तक-- 
चे छः अङ्ग बताये गये हैं। त्वचाके छः स्तर हैं 
एक तो वहीं है, जो बाहर दिखायी देती है। 
दूसरी वह है, जो रक्त धारण करती है। तीसरी 
किलास (धातुविशेष) और चौथी कुण्ड 
(पातुविशेष)- को धारण करनेवाली है। पांचवीं 
तवचा इन्टियाँका स्थान है और छठी प्राणोंको 
धारण कसनेवाली मानी गयी है। कला भी सात 
प्रकारकी है-पहली मांस धारण करनेवाली, 
दूसरी रक्तधारिणी, तीसरी जिगर एवं प्लीहाको 
आश्रय देनेवाली, चौथी मेदा और अस्थि धारण 
केवाली, पांचवीं मजा, स्लेष्मा और पुरीषको 
धारण करनेवाली, जो पक्काशयें स्थित रहती है, 
छठी पित्त धारण करेवाली और सातवीं शुक्र 
धारण कलेवाली है। वह शुक्राशयमें स्थित 
रहती है॥३७-४५॥ 


इस प्रकार आदि आणे महातुशानमे आत्याच्तिक प्रलय तथा गर्भकौ उत्पातिका वरण” नामक 
डत सौ उनहतरका अध्याय पूण हुआ ३६१४ 


तीन सौ सत्तरवाँ अध्याय 
शरीरके अवयव 
अग्निदेव कहते हैं-- वसिष्ठजी ! कान, त्वचा, | मन, बुद्धि, आत्मा (महत्तत्व), अव्यक्त (मूल 
नेत्र, जिह्वा और नासिका--ये ज्ञानेन्दरियाँ हैं।| प्रकृति) ये चौबीस तत्त्व हैं। इन सबसे परे है-- 
आकाश सभी भूतोमें व्यापक है। शब्द, स्पर्श, | पुरुष। वह इनसे संयुक्त भी रहता है और पृथक्‌ 
रूप, रस और गन्ध-ये क्रमश: आकाश आदि | भी; जैसे मछली और जल--ये दोनों एक साथ 
पाँच भूतोके गुण हैं। गुदा, उपस्थ (लिङ्ग या | संयु भी रहते हैं और पृथक्‌ भी। रजोगु, 
योनि), हाथ, पैर और वाणी-ये 'कर्मेनद्रय' | तमोगुण और सत्वगुण--ये अव्यक्तके आश्रित हँ। 


कहे गये हैं। मलत्याग, विषयजनित आनन्दका 
अनुभव, ग्रहण, चलन तथा वार्तालाप--ये क्रमशः 
उरु इनदरयके कार्य हैं। पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच 
जात्य, पाँच इन्द्रियोंके विषय, पाँच महाभूत, 


अन्तःकरणकी उपाधिसे युक्त पुरुष 'जीव' कहलाता 
है, वही निरुपाधिक स्वरूपसे “परब्रहा' कहा गया 
है. जो सबका कारण है। जो मनुष्य इस परम 
पुरुषको जान लेता है, वह परमपदको प्रत होता है। 


इस शरीरके भीतर सात 'आशय' माने गये हैं- 
पहला रुधिराशय, दूसरा स्लेष्माशय, तीसरा 
(आमाशय, चौथा पित्ताशय, पाँचवाँ पक्राराय, छठा 
'वाताशय और सातवां मूत्राशय। स्त्रियोंके इन 
सातके अतिरिक्त एक आठवाँ आशय भी होता 
है, जिसे 'गर्भाशय' कहते हैं। अग्लिसे पित्त 
पित्तसे पक्काशय होता है। ऋुकालमें स्त्रोकी 
चोनि कुछ फैल जाती है। उसमें स्थापित किया 
हुआ वीर्य गर्भाशवतक पहुँच जाता है। गर्भाशय 
'कमलके आकारका होता है। वही अपनेमें रज 
और वीर्यको धारण करता है। वीर्यसे शरीर और 
समयानुसार उसमें केश प्रकट होते हैं। ऋतुकालमें 
भी यदि योनि वात, पित्त और कफसे आवृत्त हो 
तो उसमें विकास (फैलाब) नहीं आता। (ऐसी 
दशामें वह गर्भ-धारणके योग्य नहीँ रहती!) 
'महाभाग! चुकसे पुकस, प्लीहा, यकृत, कोहाक़, 
हदय, ब्रण तथा तण्डक होते हैं। ये सभी आशयमें 
निबद्ध हैं। प्राणियोके पकाये जानेवाले रसके 
सारसे प्तीहा और यकृत्‌ होते हैं। धर्मके ज्ञाता 
'चसिषठजी! रक्तके फेनसे पुकसकी उत्पत्ति होती 
है। इसी प्रकार रक्त, पित्त तथा तण्डक भी उत्पन्न 
होते हैं। मेदा और रक्ते प्रसारसे मुकाकी उत्पत्ति 
होती है। रक्त और मांसके प्रसारसे देहधारियोंकी 
आत बनती हैं। पुरुषकी आतका परिमाण साढ़े 
तीन व्याम बताया जाता है और वैदवेत्ता पुरुष 
स्वियोँकी आते तीन व्याम लंबी बतलाते हैं। रक 
और वायुके संयोगसे कामका उदय होता है। 
कफके प्रसारसे इदय प्रकट होता है। उसका 
(आकार कमलके समान है। उसका मुख नीचेकी 
ओर होता है तथा उसके मध्यका जो आकाश है, 
उसमें जीव स्थित रहता है। चेतनतासे सम्बन्ध 
रखनेवाले सभी भावोंकी स्थिति वही है। इदयके 
वामभागमें प्लीहा और दक्षिणभागमें यकृत्‌ है 


८१५ 


तथा इसी प्रकार हृदवकमलके दक्षिणभागमें क्लोम 
(कुप्फुस)-की भी स्थिति बतायी गयी है। इस 
'शरीरमें कफ और रक्तको प्रवाहित करनेवाले जो- 
जो खोत हैं, उनके भूतानुमानसे इन्द्रयोंकी उत्पत्ति 
होती है। नेत्रमण्डलका जो श्वेतभाग है, वह 
'कफसे उत्पन्न होता है। उसका प्राकट्य पिताके 
चीर्यसे माना गया है तथा नेत्रोंका जो कृष्ण-भाग 
है, वह माताके रज एवं वातके अंशसे प्रकट होता. 
है। त्वचामण्डलकी उत्पत्ति पित्तसे होती है। इसे 
माता और पिता-दोनोके अंशसे उत्पन्न समझना 
चाहिये। मांस, रक्त और कफसे जिह्नाका निर्माण 
होता है। मेद, रक, कफ और मांससे अण्डकोषकी 
उत्पत्ति होती है। प्राणके दस आश्रय जानने 
चाहिये-मूर्दा, हृदय, नाभि, कण्ठ, जिह, शुक्र, 
रक्त, गुद, वस्ति (मूत्राशय) और गुल्फ (पाँचकी 
गौठ या घुट्टी) तथा 'कण्डरा' (नसें) सोलह 
'बतायी गयी हैं। दो हाथमे, दो पैरमें, चार पीठम, 
चार गलेमें तथा चार पैरसे लेकर सिरतक समूचे 
शरौरमे हैं। इसी प्रकार 'जाल' भी सोलह बताये 
गये हैं। मांसजाल, स्नायुजाल, शिराजाल और 
अस्थिजाल--ये चारों पृथक्‌-पृथक्‌ दोनों कलाइयों 
और पैरकी दोनों गाँठोमे परस्पर आबद्ध हैं। इस 
शरीरम छः कूर्च माने गये हैं। मनीषी पुरुषोनि 
दोनों हाथ, दोनों पैर, गला और लिङ्ग -इन्हामे 
उनका स्थान बताया है। पृष्ठके मध्यभागमें जो 
मेश्दण्ड है, उसके निकट चार मांसमयी डोरियाँ 
हैं तथा उतनी ही पेशियाँ भी हैं, जो उन्हें बाँधे 
रखती हैं। सात सीरणियाँ हैं। इनमेंसे पाँच तो 
मस्‍्तकके आश्रित हैं और एक-एक मेढ़ (लिङ्ग) 
तथा जिह्मे है। हड्डियाँ अठारह हजार हैं। सूक्ष्म 
और स्थूल-दोनों मिलाकर चौसठ दाँत हैं। 
बीस नख हैं। इनके अतिरिक्त हाथ और पैरॉकी 
शलाकाएँ हैं, जिनके चार स्थान हैं। अँगुलियोमे 


साठ, एडम दो, गुल्फॉमें चार, अलोम 
चार और जंघोमें भी चार ही ह्या हँ। घुटनोमे 
दो, गालोमें दो, ऊरुओं दो तथा फलकोके 
मूलभागमें भी दो हौ हड्डयाँ हँ। इन्द्रोके स्थानों 
तथा श्रोणिफलकमें भी इसी प्रकार दो-दो हडयाँ 
जतायी गयी हैं। भगमें भी थोड़ी-सी हक्ियाँ हैं। 
'पौठमें पैंतालीस और गलेमें भी पैतालीस हैं 
गलेकी हसली, ठोड़ी तथा उसकी जडम दो-दो 
अस्थियाँ हैं। ललाट, नेत्र, कपोल, नासिका, 
चरण, पसली, तालु तथा अर्बुद-इन सकमें 
सूक्षमरूपसे बहत्तर हढ्ियाँ हैं। मस्तकमें दो 
शङ्ख और चार कपाल हैं तथा छातीमें सत्रह 
हय हैं। संधियो दो सौ दस बतायी गयी 
हैं। इनमेसे शाखाओमे अड्सठ तथा उनसठ हैं 
और अन्तरा तिरासी संधियाँ बतायी गयी हैं। 
स्रायुकी संख्या नौ सौ है, जिनमेंसे अन्तराधियें दो 
सौ तीस हैं, सत्तर ऊर्ध्वगामी हैं और शाखाओंमें 
कः सौ खायु हैं। पेशियाँ पाँच सौ बतलायी गयी 
है। इनमें चालीस तो ऊध्वंगामिती हैं, चार सौ 


शाखाओं हैं और साठ अन्तराधिमे हैं सत्यक 
मांसपेशियों पुस्षोंकी अपेक्षा सत्ताईस अधिक हैं। 
इनमें दस दोनों स्तनॉमें, तेरह योनिमें तथा चार 
गर्भाशयमें स्थित हैं। देहधारियोंके शरीरम तीस 
हजार नौ तथा छप्पन हजार नाड़ियाँ हैं। जैसे 
छोटी-छोटी नालियाँ क्वारियोंमें पानी बहाकर ले 
जाती हैं, उसी प्रकार वे नाड़ियाँ सम्पूर्ण शरीरमें 
रसको प्रवाहित करती हैं। क्लेद और लेप आदि 
उन्हींके कार्य हैं। महामुने! इस देहमें बहतर 
करोड़ छिद्र या रोमकूप हैं तथा मज्जा, मेद, वसा, 
मूत्र, पित्त, श्लेष्मा, मल, रक्त और रस-इनकी 
क्रमश: 'अञ्जलियाँ' मानी गयी हैं। इनमेंसे पूर्व- 
पूर्व अञ्जलीकी अपेक्षा उत्तरोत्तर सभी अकलियाँ 
मता डेड्-गुती अधिक हैं। एक अजलिमें 
आधी वीर्यको और आधी ओजकी है। विद्वानेनि 
स्त्रयोंके रजकी चार अजजलियां बतायी हैं। यह 
शरीर मल और दोष आदिका पिण्ड है, ऐसा 
समझकर अपने अन्तःकरणे इसके प्रति होनेवाली 
आसिका त्याग करना चाहिये॥ १--४३॥ 


इस अकार आदि आग्नेय महाुराणमं “शटीरायय्वविधाणका र्न" नायक 
तन सौ सतरा अध्याय पूरा हुआ# २७००: 


तीन सौ इकहत्तरवाँ अध्याय 
प्राणियोंकी मृत्यु, नरक तथा पापमूलक जन्मका वर्णन 


अलिदेव कहते हैं मुने! सै यमराजके मार्गकी 
पहले चर्चा कर चुका हूँ, इस समय मनुष्योंकी 
मृत्युके विषयमें कुछ निवेदन करूँगा। शरीरम 
जब वातका वेग बढ़ जाता है तो उसकी प्रेरणासे 
ऊमा अर्थात्‌ प्ता भी प्रकोप हो जाता है। वह 
पित्त सारे शरीरको रोककर सम्पूर्ण दोषोंको 
आवृत्त कर लेता है तथा ग्राणोंके स्थान और 
मोका उच्छेद कर डालता है। फिर शीसे 


'वायुका प्रकोप होता है और वायु अपने निकलनेके 
लिये छर डने लगती है। दो नेत्र, दो कान, दो 
नासिका और एक ऊपरका ब्रहारन्ध्र--ये सात 
छिद्र हैं तथा आठवा छिद्र मुख है। शुभ कार्य 
करेल मनुष्योकि प्राण प्रायः इन्हीं सात मागाँसे 
तिकलते हैं। नचे भी दो छिद्र हैं-गुदा और 
'उपस्थ। पिये प्राण इन्हीं छिट्ोसे बाहर होते 
हैं, परंतु योगीके प्राण मस्तकका भेदन करके 


+ अध्याय ३७१५ 


८१७ 


ममननम 


निकलते हैं और वह जीव इच्छानुसार लोकोंें 
जाता है। अन्तकाल आनेपर प्राण अपानमे स्थित 
होता है। तमके द्वारा ज्ञान आवृत हो जाता है, 
र्मस्थान आच्छादित हो जाते हैं। उस समय जीव 
चायुके द्वारा बाधित हो नाभिस्थानसे विचलित 
कर दिया जाता है; अतः वह आठ अन्लॉवाली 
णोकी वृततियोंको लेकर शरीरसे बाहर हो जाता 
है। दहसे निकलते, अन्यत्र जन्म लेते अथवा नाना 
प्रकारकी योगियोंमें प्रवेश करते समय जीवको 
सिद्ध पुरुष और देवता ही अपनी दिव्यदृष्टिस 
देखते हँ। मृत्युके बाद जीव तुरंत ही आतिवाहिक 
शरीर धारण करता है। उसके त्यागे हुए शरसे 


आकाश, वायु और तेज--ये ऊपरके तीन तत्वॉमें | देनेवाली 


'मिल जाते हैं तथा जल और पृथ्वीके अंश नौचेके 
तत्वॉसे एकीभूत हो जाते हैं। यही पुरुषका 
*चकत्वको प्राप्त होना' माना गया है। मरे हुए 
जीवको यमदूत शीघ्र ही आतिवाहिक शीर 
चहुँचाते हँ। यमलोकका मार्ग अत्यन्त भयंकर 
और छियासी हजार योजन लंबा है। उसपर ले 
जाया जानेवाला जीव अपने बन्धु-बान्धवोके दिये 
हुए अन्न-जलका उपभोग करता है। यमराजसे 
मिलनेके पश्चात्‌ उनके आदेशसे चित्रगुत जिन 
भयंकर नरकॉको बतलाते हैं, उन्हाँको बह जोव 
प्राप्त होता है। यदि वह धम्म होता है, तो 
उत्तम मगोसे स्वर्गलोकको जाता है॥ १-१२॥ 

अब पापी जीव जिन नरको और उनकी 
यातनाओंका उपभोग करते हैं, उनका वर्णन 
करता हँ। इस पृथ्वीके नौचे नरककी अद्ठाईस ही 
रियं हैं। सातवें तलके अन्तमं घोर अन्धकारक 
भीतर उनकी स्थिति है। नरककी पहली कोटि 
“ोय'के नमसे प्रसिद्ध है। उसके नचे 'सुधोरा'की 
स्थिति है। तीसरी 'अतिघोरा', चौथी 'महाधोरा' 
और पाचवी 'घोररूपा' नामकी कोटि है। छठीका 
।362 अल पुराण २७ 


जाम 'तरलतारा" और सातवींका ' भयानका' है। 
आठवीं 'भयोत्कटा', नवौँ 'कालरात्रि' दसरी 
'महाचण्डा', ग्यारहवी “चण्डा', बारहवीं 
'कोलाहला', तेरहवों 'प्रचण्डा', चौदहबीं 'पद्या' 
और पव 'नरकतायिका' है। सोलहवीं प्रवी”, 
सत्रहवों 'भीषणा', अठारहवों भीमा", उन्नीसवीं 
'करालिका', बोसवों “विकराला! इकौसबों 
'महाव्रा', बाईसवीं 'त्रिकोणा' और तेईसबीं 
'पक्षकोणिका' है। चौबीसवी “सुदीर्घा', पीसी 
छब्बोसवों 'ससभूमा', सतासी 
'सुभूमिका' और अद्ठाईसवीं "दौमाया' है। इस 
पकार ये अदास कोटिया पापियॉको दुःख 
हैं॥ १३-१८॥ 
नसकॉको उदवाईस कोटियोकि पाँच-पाँच नायक 
हैं (तथा पाँच उनके भी नायक हैं)। वे 'रौरव' 
आदिके नामस प्रसिद्ध हैं। उन सबकी संख्या एक 
सौ पैंतालीस है--तामिल, अन्धतामिल, महारौरव, 
रौरव, असिपत्रवन, लोहभार, कालसूत्रनरक, 
महानरक, संजीवन, महावीचि, तपन, सम्प्रतापन, 
संघात, काकोल, कुड्मल, पूतमृत्युक, लोहशङ्कु, 
(ऋजीष, प्रधान, शाल्पली वृक्ष और वैतरणी नदी 
आदि सभी नरकॉको 'कोटि-नायक' समझना 
चाहिये। ये बढ़े भयंकर दिखायी देते हैं। पापी 
चुरुष इनमेंसे एक-एकमें तथा अनेकमे भी डाले 
जाते हैं। यातना देनेवाले यमदूतोंमें किसीका मुख 
'बिलावके समान होता है तो किसीका उल्लूके 
समान, कोई गौदड़के समान मुखवाले हैं तो कोई 
गृश्र आदिके समान। वे मनुष्यको तेलके कड़ाहेमें 
डालकर उसके नीचे आग जला देते हैं। किन्हींको 
भाड़में, किन्होंको ताँबे या तपाये हुए लोहेके 
वर्तनोमे तथा बहुतोंको आगकी चिनगारियोमेँ 
डाल देते हैं। कितनोंको वे शूलीपर चढ़ा देते हैं। 
बहुत-से पापियोंको नरकर्मे डालकर उनके टुकड़े- 


डुकड़े किये जाते हैं। कितने ही कोड़ोंसे पौटे 
जाते हैं और कितनॉको तपाये हुए लोहेके गोले 
खिलाये जाते हैं। बहुत-से यमदूत उनको धूलि, 
विष्ठा, रक और कफ आदि भोजन कराते तथा 
तपायी हुई मदिरा पिलाते हैं। बहुत-से जीवॉको 
चे आरेसे चौर डालते हैं। कुछ लोगोंको कोल्हे 
पेरते हैं। कितनोंको कौवे आदि नोच-नोचकर 
खाते हैं। किन्हीं-किन्हींके ऊपर गरम तेल छिड्का 
जाता है तथा कितने ही जीवोकि मस्तकके अनेकों 
डुकड़े किये जाते हैं। उस समय पापी जीव “अरे 
बाप रे” कहकर चिल्लाते हैं और हाहाकार मचाते 
हुए अपने पापकमाँकी निन्दा करते हैं। इस प्रकार 
बड़े-बड़े पातकॉंके फलस्वरूप भयंकर एवं निन्दित 
नरकॉका कष्ट भोगकर कर्म क्षीण होनेके 
पश्चात्‌ चे महापापी जीव पुनः इस मर्त्यलोके 
जन्म लेते हैं॥ १९--: 

ब्हहत्ारा पुरुष मृग, कुत्ते, सूअर और 
ऊँटॉकी योनिमें जाता है। मदिरा पीनेवाला गदहे, 
चाण्डाल तथा म्लेच्छोंमें जन्म पाता है। सोना 
चुरनवाले कीडे-मकोडे और पतंगे होते हैं तथा 
गुरुपलीसे गमन करनेवाला मनुष्य तृण एवं 
'लताओंमें जन्म ग्रहण करता है। ब्रह्महत्यारा 
'राजयक्षमाका रोगी होता है, शराबीके दौत काले 
हो जाते हैं, सोना चुरानेवालेका नख खराब होता 
है तथा गुरुपत्नीगामीके चमड़े दूषित होते हैं 
(अर्थात्‌ वह कोढी हो जाता है) । जो जिस पापसे 
सम्पर्क रखता है, वह उसीका कोई चिह लेकर 
जन्म ग्रहण करता है। अन्न चुरानेवाला मायावी 


होता है। वाणी (कविता आदि)-की चोरी करनेवाला 
गूँगा होता है। धान्यका अपहरण करनेवाला जब जन्म 
अहण करता है, तब उसका कोई अङ्ग अधिक होता 
है; चुयुलखोरको नासिकासे बदबू आती है, तेल 
चुरानेवाला पुरुष तेल पीनेवाला कीड़ा होता है तथा 
जो इधरकी बातें उधर लगाया करता है, उसके 
मुँह दुर्ग आती है। दूसरोंकी स्त्री तथा ब्राहाणके 
धनका अपहरण करनेवाला पुरुष निर्जन वनमें 
जहराक्षस होता है। रत्न चुरानेवाला नीच जातें 
जन्य लेता है। उत्तम गन्धकी चोरी कलेवाला 
छदं होता है। शाक-पात चुरानेवाला मुर्गा तथा 
अनाजकी चोरी केवला चूहा होता है। पशुका 
अपहरण करनेवाला बकरा, दूध चुरानेवाला कौवा, 
सवारीकी चोरी करनेवाला ऊैट तथा फल चुराकर 
खानेवाला बन्दर होता है । शहदकी चोरी करनेवाला 
ड, फल चुरनेवाला गृध्र तथा घरका सामान हडप 
लेनेवाला गृहकाक होता है। वस्त्र हड़पनेवाला 
कोडी, चोरी-चोरी रसका स्वाद लेनेवाला कुता और 
तमक चुरानेवाला झुर होता है॥ ३०-३७ ॥ 

यह ' आधिदैविक ताप' का वर्णन किया गया 
है। शस्त्र आदिसे क्की प्राहि होना 'आधिभौतिक 
ताप' है तथा ग्रह, अग्नि और देवता आदिसे जो 
क्ट होता है, सह ' आधिदैविक ताप” बतलाया 
गया है। इस प्रकार यह संसार तीन प्रकारके 
डुःखोसे भरा हुआ है। मनुष्यको चाहिये कि 
जानयोगसे, कठोर ब्रतोंसे, दान आदि पुण्ये 
तथा विष्णुकी पूजा आदिसे इस दुःखमय संसारका 
निवारण करे॥३८-४०॥ 


इस अकार आदि आगते महापुराण “तरकादि-विरपण” नामक 
लोन खाँ शकहतरवाँ अध्या पूरा हुआ# २७१४ 
पनि ली 


= अध्याय ३७२० 


तीन सौ बहत्तरवाँ अध्याय 
'यम और नियमोंकी व्याख्या; प्रणवकी महिमा तथा भगवत्पूजनका माहात्म्य 


अलिदेव कहते हैं-मुने! अब मैं 
“अषङ्गयोग'का वर्णन करूँगा, जो जगवूके त्रिविध 
तापसे छुटकारा दिलानेका साधन है। ब्रहाको 
प्रकाशित करवला ज्ञान भी 'योग'से ही सुलभ 
होता है। एकचित्त होना--चितको एक जगह 
स्थापित करना *योग' है। चित्तवृत्तियोंके निरोधको 
भी “योग” कहते हैं। जीवातमा एवं परमात्मामें ही 
अन्त;करणकी वृत्तियोंको स्थापित करना उत्तम 
“योग' है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और 
अपरिग्रह-ये पाँच 'यम' हैं। ब्रह्मन्‌! 'नियम' 
भी पाँच हौ हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाले हैं। उनके नाम ये हैं-शौच, संतोष, 
तप, स्वाध्याय और ईश्वराराधन (ईश्वरप्रणिधान) । 
किसी भी प्राणीको कष्ट न पहुँचाना 'अहिंसा' है। 
*अहिंसा' सबसे उत्तम धर्म है। जैसे राह चलनेवाले 
अन्य सभी प्राणियॉके पदचिह्न हाथीके चरणचिहमें 
समा जाते हैं, उसी प्रकार धर्मक सभी साधन 
“ अहिंसा'में गतार्थ माने जाते हैं। 'हिंसा'के दस 
भेद हैं-किसीको उमे डालना, संताप देना, 
रोगी बनाना, शरीरे रक निकालना, चुगली 
खाना, किसीके हितमें अत्यन्त बाधा पहुँचाना, 
उसके छिपे हुए रहस्यका उद्घाटन करना, दूसरेको 
सुखसे वञ्चित करना, अकारण कैद करना और 
प्ाणदण्ड देना। जो बात दूसरे प्राणियोंके लिये 
अत्यन्त हितकर है, वह 'सत्य' है। “सत्व'का 
यही लक्षण है-सत्य बोले, किंतु प्रिय बोले; 
अप्रिय सत्य कभी न बोले। इसी प्रकार प्रिय 
असत्य भी मुँहसे न निकाले; यह सनातन धर्म है। 
'जहाचर्य' कहते हैं -“मैथुनके त्यागको'। मैथुन” 
आठ प्रकारका होता है--स्तरीका स्मरण, उसकी 
चर्चा, उसके साथ क्रोडा करना, उसकी ओर 


देखना, उससे लुक-छिपकर बातें करना, उसे 
नेका संकल्प, उसके लिये उद्योग तथा क्रियानिवृत्ति 
(स्वरले साक्षात्‌ समागम) --ये मैथुनके आठ अङ्ग 
हैं-ऐसा मनीषी पुरुषोका कथन है। 'ब्रहाचर्य' 
हो सम्पूर्ण शुभ कमोंकी सिड्धिका मूल है; उसके 
बिना सारी क्रिया निष्फल हो जाती है। वसिष्ठ, 
चन्द्रमा, शुक्र, देवताओकि आचार्य बृहस्पति तथा 
पितामह ब्राहाजी --यै तपोवृद्ध और वयोवृद्ध होते 
हुए भी स्वियोकि मोहमें फैस गये। गौड़ी, पष्ट 
और माध्यी-ये तीन प्रकारको सुरा जाननी 
चाहिये। इनके बाद चौथी सुरा 'स्तरी' है, जिसने 
सारे जगत्को मोहित कर रखा है। मदिराको तो 
चौनेपर हौ मनुष्य मतवाला होता है, परंतु युवती 
स्त्रीको देखते ही उन्मत्त हो उठता है। नारी 
देखनेमात्रसे ही मनमें उन्माद करती है, इसलिये 
उसके ऊपर दृष्टि न डाले। मन, वाणी और 
शरीद्धारा चोरीसे सर्वथा बचे रहना 'अस्तेय' 
कहलाता है। यदि मनुष्य बलपूर्वक दूसरेकी 
किसी भी वस्तुका अपहरण करता है, तो उसे 
अवश्य तिर्यग्योनिमे जन्म लेना पड़ता है। यही 
दशा उसको भी होती है, जो हवन किये बिना 
ही (बलिवैदेवके द्वारा देवता आदिका भाग 
अर्पण किये बिना ही) हविष्य (भोज्यपदार्थ)- 
'का भोजन कर लेता है। कौपीन, अपने शरीरको 
'डकनेवाला वस्त्र, शीतका कष्ट-निवारण करनेवाली 
कन्या (गुदड़ी) और खड़ाऊँ--इतनी ही वस्तुएँ 
साथ रखे। इनके सिवा और किसी वस्तुका संग्रह 
ज करे--(यही अपरि्रह है)। शरीरकी रक्षाके 
साधनभूत वस्त्र आदिका संग्रह किया जा सकता 
है। धमे अनुष्ठानं लगे हुए शरीरकी बलपूर्वक 
रक्षा करनी चाहिये॥१-१६३॥ 


*शौच' दो प्रकारका बताया गया है--'बाहा' 
और 'आभ्यत्तर'। मिट्टी और जलसे “बाहासुद्धि' 
होती है और भावकी शुद्धिको “आध्यन्तर शुद्धि' 
कहत हैं। दोनों ही प्रकारे जो शुद्ध है, वही शुद्ध 
है, दूसरा नहीं। प्रारब्धके अनुसार जैसे-तैसे जो 
कुछ भी प्राप्त हो जाय, उसोमें हर्ष मानना 
“संतोष! कहलाता है। मन और इन्द्रयॉकी 
'एकाग्रताको “तप' कहते हैं। मन और इन्दरयोपर 
विजय पाना सब धमाँसे श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। 
“तप' तीन प्रकारका होता है--वाचिक, मानसिक 
और शारीरिक। मन्न आदि “वाचिक', 
आसक्तिका त्याग ' मानसिक और देवपूजन आदि 
“शारीरिक तप हैं। यह तीनों प्रकारका तप सब 
कुछ देनेवाला है। वेद प्रणवसे हौ आरम्भ होते 
है, अतः प्रणवर्मे सम्पूर्ण वेदोंकी स्थिति है। 
'वाणीका जितना भी विषय है, सब प्रणव है; 
इसलिये प्रणवका अध्यास कना चाहिये (यह 
स्वाध्यायके अन्तर्गत है) । 'प्रणव' अर्थात्‌ ऑकार'में 
अकार, उकार तथा अर्धमात्राविशिष्ट मकार है। 
तीन मात्राएँ तीनों वेद, भू: आदि तीन लोक, तीन 
गुण, जाप, स्वण और सुषुत्ति-ये तीन अवस्थाएँ 
तथा ब्रह्म, विष्णु और शिव-ये तीनों देवता 
अणवरूप हैं। बरा, विष्णु और रुद्र, स्कन्द, देवी 
और महेश्वर तथा प्रुत, श्री और वासुदेव-ये 
सब क्रमशः अकारके ही स्वरूप हैं। अंधकार 
मतास रहित अथवा अनन्त मात्राओसे युत है। 
चह द्वैतकी निवृत्ति करनेवाला तथा शिवस्वरूप 
है। ऐसे कारको जिसने जान लिया, वही मुनि 
है, दूसए नहीं। प्रणवकी चतुरथीमात्रा (जो अर्थमात्रे 
जामसे प्रसिद्ध है) 'गान्धारी' कहलाती है। वह 
प्रयुक्त होनेपर मढम लक्षित होती है। वही 
“तसय” नामस प्रसिद्ध प्रहा है। वह ज्योतिमय 
है। जैसे घडेके भीतर रखा हुआ दीपक यहं 


प्रकाश करता है, वैसे ही मूद्धामें स्थित परब्रह्म 
भी भीतर अपनी ज्ञानमयी ज्योति छिटकाये रहता 
है। मनुष्यको चाहिये कि मनसे हृदयकमलमें 
स्थित आत्मा या ब्रह्मका ध्यान करे और जिह्दासे 
सदा प्रणवका जप करता रहे। (यही ' ईश्वरप्रणिधान' 
है) “प्रणव” धनुष है, 'जीवात्मा' बाण है तथा 
“ब्रह्म” उसका लक्ष्य कहा जाता है। सावधान 
होकर उस लक्ष्यका भेदन करना चाहिये और 
बाणके समान उसमें तन्मय हो जाता चाहिये। यह 
एकाक्षर (प्रणव) ही ब्रह्म है, यह एकाक्षर ही 
'घरम तत्व है, इस एकाक्षर ग्रहाको जानकर जो 
जिस वस्तुकी इच्छा करता है, उसको उसीकी 
राति हो जाती है। इस प्रणवका देवी गायत्री छन्द 
है, अन्तर्यामी ऋषि हैं, परमात्मा देवता हैं तथा 
भोग और मोक्षकी सिद्भिके लिये इसका विनियोग 
किया जाता है। इसके अङ्ग-न्यासकी विधि इस 
प्रकार है--' ३» भू; अल्यात्मने हृदयाय नम; ।'-- 
इस मन्त्रे हदयका स्पर्श करे। 'ॐ भुवः 
प्राजापत्यात्यने शिरसे स्वाहा।' ऐसा कहकर 
'मस्तकका स्पर्श करे। ' ॐ स्वः सर्वात्मने शिखायै 
अषद्‌।'--इस मन्त्रसे शिखाका स्पर्श करे। अब 
कवच बताया जाता है--' ३) भूभुंव: स्व; सत्यात्यने 
'कवचाय हुम्‌।' इस मन्त्रसे दाहिने हाथकी 
अँगुलियोंड्रास बायीं भुजाके मूलभागका और बायें 
हाथकी अँगुलियोंसे दाहिनी बाँहके मूलभागका 
एक ही साथ स्पर्श करे। तत्पश्चात्‌ पुनः * ॐ 
भूर्घुव: स्वः सत्यात्यने अस्त्राय फट्‌।' कहकर 
चुटकी बजाये। इस प्रकार अङ्गन्यास करके भोग 
और मोक्षकी सिद्धिके लिये भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन, उनके नामोंका जप तथा उनके उद्देश्यसे 
(तिल और घी आदिका हवन करे; इससे मनुष्यकी 
समस्त कामनाएँ पूर्ण होती हैं। (यही इंश्वरपूजन 
है; इसका निष्कामभावसे हो अनुष्ठान करना उत्तम 


«अध्याय ३०३० 


है।) जो मनुष्य प्रतिदिन बारह हजार प्रणवका 
जप करता है, उसको बारह महीनेमें पर्रह्मका 
ज्ञान हो जाता है। एक करोड़ जप केसे 
अणिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, एक 
लाखके जपसे सरस्वती आदिकी कृपा होती 
है। विष्णुका यजन तीन प्रकारका होता है- 
वैदिक, तान्त्रिक और मित्र। तीनॉमेंसे जो अभीष्ट 
हो, उसी एक विधिका आश्रय लेकर श्रीहरिकी 


«२१ 


पूजा कानी चाहिये। जो मनुष्य दण्डकी 
भति पृथ्वोपर पड्कर भगवान्को साङ्ग 
प्रणाम करता है, उसे जिस उत्तम गतिकी प्रापि 
होती है, वह सैकड़ों यकि द्वारा दुर्लभ हे। 
जिसकी आराध्यदेवमें पराभक्ति है और जैसी 
देवतामें है, वैसी हौ गुरुके प्रति भी है, उसी 
महात्माको इन कहे हुए विषयोंका यथार्थ ज्ञान 
होता है॥ १७--३६॥ 


इस पकार आहि आपलेक सहापुराणमे “मम-तिकम-विरूपण' जावक 
जात सा बहतरका अध्याय पूरा हुआ# ३७२॥ 
See 


तीन सौ तिहत्तरबाँ अध्याय 


आसन, प्राणायाम और प्रत्याहारका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैमने! पद्मासन आदि नाना 
प्रकार के आसन” बताये गये हैं। उनमेंसे कोई भी 
आसन बाँधकर परमात्माका चिन्तन करना चाहिये। 
पहले किसी पवित्र स्थानमें अपने बैठनेके लिये 
स्थिर आसन बिछावे, जो न अधिक ऊँचा हो और 
न अधिक नीचा। सबसे नौचे कुशका आसन हो, 
उसके ऊपर मृगचर्म और प्रृगचर्मके ऊपर वस्त्र 
'बिछाया गया हो। उस आसनपर बैठकर मन और 
इन्द्रियाकी चेष्टाओंको रोकते हुए चित्तको एकाग्र 
करे तथा अन्त:करणकी शुद्धिके लिये योगाभ्यासमें 
संलग्न हो जाय। उस समय शरीर, मस्तक और 
गलेको अविचलभावसे एक सीधमें रखते हुए 
स्थिर बैठे। केवल अपनी नासिकाके अग्रभागको 
देखे; अन्य दिशाओंकी ओर दृष्टिपात न करे। 
दोनों परकी एड्योंसे अण्डकोष और लिङ्गकी 
रक्षा करते हुए दोनों उरुओं (जाँघों)-के ऊपर 
भुजाओंको यलपूर्वक तिरछी करके रखे तथा 


जायें हाथकी हथेलीपर दाहिने हाथके पृष्ठआागको 
स्थापित करे और मुँहको कुछ ऊँचा करके 
सामनेकी ओर स्थिर रखे। इस प्रकार बैठकर 


प्राणायाम करना चाहिये॥ १-५६॥ 

अपने शरीरके भीतर रहनेवाली वायुको 
“प्राण कहते हैं। उसे रोकनेका नाम है--' आयाम'। 
अतः 'प्राणायाम'का अर्थ हुआ--प्राणवायुको 
रोकना'। उसकी विधि इस प्रकार है-अपनी 
अँगुलीसे नासिकाके एक छिद्रको दबाकर दूसरे 
छिस उदरस्थित वायुको बाहर निकाले। 'रेचन' 
अर्थात्‌ बाहर निकालनेके कारण इस क्रियाको 
“रेचक' कहते हैं। तत्पश्चात्‌ चमड़ेकी धोंकनीके 
समान शरीरको बाहरी वायसे भरे। भर जानेपर 
कुछ कालतक स्थिरभावसे बैठा रहे। बाहरसे 
ायुकी पूर्ति कलेके कारण इस क्रियाका नाम 
“पूरक' है। वायु भर जानेके पक्षात जब साधक 
न तो भीतरी वायुको छोड्ता है और न बाहरी 
पको ग्रहण ही करता है, अपितु भरे हुए घड़ेकी 
ति अविचल-भावसे स्थिर रहता है, उस समय 
कुम्भवत्‌ स्थिर होनेके कारण उसकी वह चेष्टा 
*कुम्भक' कहलाती है । बारह मात्रा (पल)-का 
एक “उद्धात” होता है। इतनी देरतक वायुको 
रोकना कनिष्ठ श्रेणीका प्राणायाम है। दो उद्धात 


८२२ 


+ अस्पु 


अर्थात्‌ चौबीस मात्रातक किया जानेवाला कुम्भक | 
मध्यम श्रेणीका माना गया है तथा तीन उदात 
यानी छत्तीस मात्रातकका कुम्भक उत्तम श्रेणीका 
प्राणायाम है। जिससे शरीरसे पसीने निकलने 
लगें, कँपरकँपी छा जाय तथा अभिषात लगने लगे, 
बह प्राणायाम अत्यन्त उत्तम है। प्राणायामकी 
भूमिकाओमेंसे जिसपर भलीभौँति अधिकार न हो 
जाय, उनपर सहसा आरोहण न करे, अर्थात्‌ | 
क्रमशः अध्यास बढ़ाते हुए उत्तरोत्तर भूमिकाओं 
आरुङ्‌ होनेका यत्य करे। प्राणको जीत लेनेपर 
हिचकी और साँस आदिके रोग दूर हो जाते हैं 
तथा मल-मूतादिके दोष भौ धीरे-धौरे कम हो 
जाते हैं। नौरोण होना, तेज चलना, मनमें उत्साह 
होना, स्वरमे माधुर्य आना, बल बढ़ना, शवर 
स्वच्छताका आना तथा सब प्रकारके दोषोंका 
जाश हो जाना--ये प्राणायामसे होनेवाले लाभ हैं। 
प्राणायाम दो तरहके होते हैं-'अगर्भ' और 
“सगर्भ'। जप और ध्यानके बिना जो प्राणायाम 
किया जाता है, उसका नाम 'अगर्भ' है तथा जप 
और ध्यानके साथ किये जानेवाले प्राणायामको 
“सगर्भ' कहते हैं। इन्धियाँपर विजय पानके लिये 
स प्राणायाम ही उत्तम होता है; उसीका अभ्यास 
करना चाहिये। ज्ञान और वैशाग्यसे युक्त होकर 
प्ाणायामके अभ्याससे इन्द्रियॉंको जीत लेनेपर 


सबपर विजय प्रात हो जाती है। जिसे “स्वर्ग! 
और “नरक' कहते हैं, वह सब इन्द्रयाँ ही हैं। 
चे हौ वशमें होनेपर स्वर्गयें पहुँचाती हैं और 
स्वतन्त्र छोड्‌ देनेपर नरकमें ले जाती हैं। शरीरको 
“रथ' कहते हैं, इन्द्रियाँ ही उसके “घोड़े' हैं, 
मनको “सारथि' कहा गया है और प्राणायामको 
*चाबुक” माना गया है। ज्ञान और वैराग्यकी 
बागडोरमें बधे हुए मनरूपी घोड़ेको प्राणायामस 
आबद्ध करके जब अच्छी तरह काबूमें कर लिया 
जाता है तो वह धीरे-धीरे स्थिर हो जाता है। जो 
अनुष्य सौ वर्षोसे कुछ अधिक कालतक प्रतिमास 
कुशके अग्रभागसे जलकी एक बूँद लेकर उसे 
'पौकर रह जाता है, उसकी वह तपस्या और 
आणायाम-दोनों बराबर हैं। विषयोके समु 
प्रवेश करके वहाँ फैंसी हुई इच्द्रियोंको जो 
आहूत करके, अर्थात्‌ लौटाकर अपने अधीन 
करता है, उसके इस प्रयत्नको 'प्रत्याहार' कहते 
हैं। जैसे जलमें डूबा हुआ मनुष्य उससे 
निकलनेका प्रयत्न करता है, उसी प्रकार संसार- 
समुद्रमें डूबे हुए अपने-आपको स्वयं ही 
'निकालनेका प्रयत्न करे। भोगरूपी नदीका वेग 
अत्यन्त बढ़ जानेपर उससे बचनेके लिये 
अत्यन्त सुदृढ़ ज्ञानरूपी वृक्षका आश्रय लेना 
चाहिये॥ ६--२१॥ 


इस प्रकार आदि आगेय महातुराणमे “आसा आचायाय तथा प्रत्याहारका वर्णन” नामक 
जीत खाँ तिहतरवाँ अध्याय पूरा हुआओ ३०३४ 


तीन सौ चौहत्तरवाँ अध्याय 


ध्यान 


अन्निदेव कहते हैं-- मुने! ' ब्यी--चिस्तायाम्‌'-- 


यह धातु है। अर्थात्‌ 'थ्ै' धातुका प्रयोग चिन्सनके 
अर्थम होता है। ('ध्वै'से ही “ध्यान' शब्दकी 
सिद्धि होती है) अतः स्थिरचिचसे भगवान्‌ विष्णुका 


बारबार चिन्तन करला 'ध्यान' कहलाता है। समस्त 
उपाधियोसे मुख मनसहित आत्माका ब्रहाविचारसें 
परायण होना भी 'ध्यान' ही है। ध्येयरूप 
आधारमें स्थित एवं सजातीय प्रतीतियोंसे युक्त 


4२३ 


मड 


चित्तको जो विजातीय प्रतीतियोंसे रहित प्रतीति 
होती है, उसको भी 'ध्यान' कहते हैं। जिस 
किसी प्रदेशमे भी ध्येय वस्तुके चिन्तनमें एकाग्र 
हुए चित्तको प्रतीतिके साथ जो अभेद-भावना 
होती है, उसका नाम भी 'ध्यान' है।इस प्रकार 
ध्यानपरायण होकर जो अपने शरीरका परित्याग 
करता है, वह अपने कुल, स्वजन और मित्रक 
उद्धार करके स्वयं भगवत्स्वरूप हो जाता है। इस 
तरह जो प्रतिदिन एक या आधे मुहूर्ततक भी 
श्रद्धापूर्वक श्रीहरिका ध्यान करता है, वह भी 
जिस गतिको प्राप्त करता है, उसे सम्पूर्ण महायज्ञेकि 
द्वारा भी कोई नहीं पा सकता॥ १-६॥ 
'त्ववेत्ता योगीको चाहिये कि वह ध्याता, 
ध्यान, ध्येय तथा ध्यानका प्रयोजन--इन चार 
वस्तुओका ज्ञान प्राप्त करके योगका अध्यास करे। 
योगाध्याससे मोक्ष तथा आठ प्रकारके महान्‌ 
रेश्वर्यों (अणिमा आदि सिद्धियों)-की प्राति 
होती है। जो ज्ञान-वैराग्यसे सम्पन्न, श्रद्धालु, 
क्षमाशील, विष्णुभक्त तथा ध्यानमें सदा उत्साह 
रखनेयाला हो, ऐसा पुरुष ही 'ध्याता' माना गया 
है। “व्यक्त और अव्यक, जो कुछ प्रतीत होता है, 
सब परम ब्रह्म परपात्माका ही स्वरूप है'-इस 
प्रकार विष्णुका चिन्तन करना 'ध्यान' कहलाता 
है। सर्वज्ञ परमात्मा श्रीहरिको सम्पूर्ण कलाओँसे 
युक्त तथा निष्कल जानना चाहिये। अणिमादि 
ेश्वयॉकी प्राप्ति तथा मोक्ष-ये ध्यानके प्रयोजन 
हैं। भगवान्‌ विष्णु ही क्कि फलकी प्राति 
'करानेवाले हैं, अतः उन परमेश्वरका ध्यान करना 
चाहिये। वे ही ध्येय हैं। चलते-फिरते, खड़े होते, 
सोते-जागते, आँख खोलते और आँख माँचते 
समय भी, शुद्ध या अशुद्ध अवस्थामें भी निरन्तर 
परमेश्वरका ध्यान करना चाहिये॥ ७-११६॥ 
अपने देहरूपी मन्दिरे भीतर मनमें स्थित 


'इदयकमलख्पो पीठके मध्यभागमें भगवान्‌ केशवकी 
स्थापना करके ध्यानयोगके द्वारा उनका पूजन 
करे। ध्यानयज्ञ श्रेष्ठ, शुद्ध और सब दोषॉसे रहित 
है। उसके द्वारा भगवानूका यजन करके मनुष्य 
मोक्ष प्राह्त कर सकता है। बाह्मशुद्धिसे युक्त 
द्रण भी इस फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती। 
हिंसा आदि दोषोंसे मुक्त होनेके कारण ध्यान 
अन्तःकरणकी शुद्धिका प्रमुख साधन और चितको 
शे करवला है। इसलिये ध्यानय्ञ सबसे श्रेष्ठ 
और मोक्षरूपी फल प्रदान करनेवाला है; अतः 
अशुद्ध एवं अनित्य बाह्य साधन यज्ञ आदि 
करमोंका त्याग करके योगका ही विशेषरूपसे 
अभ्यास करे । पहले विकारयुक्त, अव्यक्त तथा 
भोग्य-भोगसे युक्त तीनों गुणोका क्रमशः अपने 
हद ध्यान करे। तमोगुणको रजोगुणसे आच्छादित 
करके रजोगुणको सत्वगुणसे आच्छादित करे। 
इसके बाद पहले कृष्ण, फिर रक्त, तत्पक्षात्‌ 
शषेतवर्णवाले तीनों मण्डलॉका क्रमशः ध्यान करे। 
इस प्रकार जो गुणोंका ध्यान बताया गया, वह 
"अशुद्ध ध्येय' है। उसका त्याग करके “शुद्ध 
व्येय'का चिन्तन करे। पुरुष (आत्पा) सत्योपाधिक 
जुणोंसे अतीत चौबीस तत्वॉसे परे पचीसवाँ तत्व 
है, यह “शुद्ध ध्येय' है। पुरुषके ऊपर उन्हँकी 
जाभिसे प्रकट हुआ एक दिव्य कमल स्थित है, 
जो प्रभुका ऐश्वर्य ही जात पड़ता है। उसका 
विस्तार बारह अंगुल है। वह शुद्ध, विकसित तथा 
त वर्णका है। उसका मृणाल आठ अंगुलका है। 
उस कमलके आठ पत्तोंको अणिमा आदि आठ 
ऐक्य जानना चाहिये। उसकी कर्षिकाका केसर 
"ज्ञान तथा नाल “उत्तम वैराग्य' है। 'विष्णु- 
धर्म" हो उसकी जड़ है। इस प्रकार कमलका 
चिन्तन करे। धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं कल्याणमय 
ेशवर्य-स्वरूप उस श्रेष्ठ कमलको, जो भगवानूका 


मध्यभागमें ओङ्कारमय ईश्वरका ध्यान करे। उनकी 
आकृति शुद्ध दीपशिखाके समान देदीप्यमान एवं 
अँगूठेके बराबर है। वे अत्यन्त निर्मल हैं। 
'कदम्बपुष्पके समान उनका गोलाकार स्वरूप 
तारको भौति स्थित है। अथवा कमलके ऊपर 
प्रकृति और पुरुषसे भी अतीत परमेश्वर विराजमान 
हैं, ऐसा ध्यान करे तथा परम अक्षर ऑकारका 
निरन्तर जप करता रहे। साधकको अपने 
मनको स्थिर करनेके लिये पहले स्थूलका ध्यान 
करना चाहिये। फिर क्रमशः मनके स्थिर हो 
जानेपर उसे सूक्ष्म तत्वके चिनतनमें लगाना 
चाहिये॥ १९-२६ ६॥ 

(अब कमल आदिका ध्यान दूसरे प्रकारसे 
'बतलाया जाता है-) नाभि-मूलयें स्थित जो 
'कमलकी नाल है, उसका विस्तार दस अंगुल है। 
जालके ऊपर अष्टदल कमल है, जो बारह अंगुल 
विस्तृत है। उसकी कर्णिकाके केसरमे सूर्य, सोम 
तथा अग्नि --ीन देवताओंका मण्डल है। अग्नि- 
मण्डलके भीतर शङ्ख, चक्र, गदा एवं पद्य धारण 
करवाल चतुर्भुज विष्णु अथवा आठ भुजाओंसे 
युक्त भगवान्‌ श्रीहरि विराजमान हैं। अष्टभुज 


भगवानके हाथोंमें शङ्ख-चक्रादिके अतिरिक्त 
राङ्गधनुष, अक्षमाला, पाश तथा अङ्कुश शोभा 
ते हैं। उनके श्रीवग्रहका वर्ण श्वेत एवं सुवर्णके 
समान उददीत है। वदःस्थलमें शरीवत्सका चिह और 
'कौस्तुभमणि शोभा पा रहे हैं। गलेमें वनमाला और 
सोनेका हार है। कानोंमें मकराकार कुण्डल 
जगमगा रहे हैं। मस्तकपर रलमय उज्वल 
किरीट सुशोभित हैं। श्रीअङ्गोपर पीताम्बर 
शोभा पाता है। वे सब प्रकारके आभूषणोंसे 
अलंकृत हैं। उनका आकार बहुत बड़ा अथवा 
एक बितेका है। जैसी इच्छा हो, वैसी ही छोटी 
या बड़ी आकृतिका ध्यान करना चाहिये। ध्यानके 
समय ऐसी भावना करे कि “मै ज्योतिम॑ ब्रह्म 
हूँ-मैं हो नित्यमुक्त प्रणवरूप वासुदेव्संत्रक 
परमात्मा हूँ।' धयानसे थक जानेपर मन्त्रका जप 
करे और जपसे थकनेपर ध्यान करे। इस प्रकार जो 
जप और ध्यान आदियें लगा रहता है, उसके ऊपर 
भगवान्‌ विष्णु ररह प्रसन्न होते हँ। दूसे-दूसरे 
यज्ञ जपयज्ञकी सोलहयीं कलाके बराबर भी नहीं 
हो सकते। जप करनेवाले पुरुषके पास आधि, 
व्याधि और ग्रह नही फटकन पाते। जप कलेसे 
भोग, मोक्ष तथा मृत्यु-विजयरूप फलकी प्राति 
होती है॥ २७-३५॥ 


उस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणरमेँ "«्ाननिरूपण ' नामक 
तीन सौँ चाँहतरकाँ अध्याय पूरा हुआ# ३७४॥ 
Po 
तीन सौ पचहत्तरवाँ अध्याय 
धारणा 


अदेव कहते हैं--पुने! ध्येय वस्तुमें जो 
'मनकी स्थिति होती है, उसे 'धारणा' कहते हैं। 
ध्यानकी ही भाँति उसके भी दो भेद हैं- 
“साकार' और “निराकार'। भगवानूके ध्यानमें जो 


मनको लगाया जाता है, उसे क्रमशः “मूर्त” और 


“अमूर्त' धारणा कहते हैं। इस धारणासे भगवानूकी 
आरति होती है। जो बाहरका लक्ष्य है, उससे मन 
'जबतक विचलित नहीं होता, तबतक किसी भी 
रेमे मनकी स्थितिको ' धारणा' कहते हैं। 
देहके भीतर नियत समयतक जो मनको रोक 


अध्याय ३७५० 


रखा जाता है और वह अपने लक्ष्यसे विचलित 
नहीँ होता, यही अवस्था *धारणा' कहलाती है। 
आरह आवामकी ' धारणा' होती है, बारह ' धारणा "का 
"ध्यान! होता है तथा बारह ध्यानपर्वन्त जो 
मनकी एकाग्रता है, उसे 'समाधि' कहते हैं 
जिसका मन धारणाके अभ्यासमें लगा हुआ है, 
उसी अवस्थामै यदि उसके प्राणोंका परित्याग हो 
जाय तो वह पुरुष अपने इक्कीस पीढीका उद्धार 
करके अत्यन्त उत्कृष्ट स्वर्गपदको प्राप्त होता है। 
योगियोंके जिस-जिस अङ्गम व्याधिकी सम्भावना 
हो, उस-उस अङ्गको बुद्धिसे व्यात करके तत्वॉको 
धारणा करती चाहिये। द्विजोत्तम! आगी, वारुणी, 
'ऐशानी और अमृतात्पिका-ये विष्णुकी चार 
प्रकारकी धारणा करनी चाहिये। उस समय 
युक्त शिखामन्त्रका, जिसके अन्तम ' फट्‌' 
शब्दका प्रयोग होता है, जप करना उचित है। 
माड़योके द्वारा विकट, दिव्य एवं शुभ शूलाग्रका 
वेधन करे। पैरके अँगूठेसे लेकर कपोलतक 
किरणोंका समूह व्याप्त है और वह बड़ी तेजीके 
साथ ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर फैल रहा है, 
ऐसी भावना करे। महामुने! श्रेष्ठ साधकको 
तबतक रश्मि-मण्डलका चिन्तन करते रहना 
चाहिये, जबतक कि यह अपने सम्पूर्ण शरीरको 
उसके भीतर भस्म होता न देखे। तदनन्तर उस 
धारणाका उपसंहार करे। इसके ह्वार दविजगण 
शोत और श्लेष्मा आदि रोग तथा आपने 
पापोका विनाश करते हैं (यह ' आणेयो धारणा” 
है) ॥ १--१०॥ 

तत्पश्चात्‌ धीरभावसे विचार करते हुए मस्तक 
और कण्ठके अधोमुख होनेका चिन्तन करे। उस 
समय साधकका चित नष्ट नहीं होता। वह पुनः 
अपने अन्तःकरणद्वारा ध्यानमें लग जाय और 


८२५ 


ऐसी धारणा करे कि जलके अनन्त कण प्रकट 
होकर एक-दूसरेसे मिलकर हिमराशिको उत्पन्न 
करते हैं और उससे इस पृथ्वीपर जलकी धाराएँ 
वाहित होकर सम्पूर्ण विश्वको आप्लावित कर रही 
है। इस प्रकार उस हिमस्पर्शसे शीतल अमृतस्वरूप 
जलक द्वारा क्षोभवश ब्रहरनध्रसे लेकर मूलाधारपर्यत 
सम्पूर्ण चक्र-मण्डलको आप्लावित करके सुषुम्णा 
जाड़ीके भीतर होकर पूर्ण चन्द्रमण्डलका चिन्तन 
करे। भूख-प्यास आदिके क्रमसे प्रास होनेवाले 
क्लेशॉसे अत्यन्त पीडित होकर अपनी तुष्टिके 
लिये इस "वारुणी धारणा' का चिन्तन करना 
चाहिये तथा उस समय आलस्य छोड़कर विष्णु- 
मन्त्रका जप करना भी उचित है। यह "वारुणी 
धारणा” बतलायी गयी, अब 'ऐशानी धारणा'का 
वर्णन सुनिये॥ ११--१५॥ 

पराण और अपानका क्षय होनेपर हदयाकाशामें 
ब्रह्ममय कमलके ऊपर विराजमान भगवान्‌ विष्णुके 
प्रसाद (अनुग्रह) -का तबतक चिन्तन करता रहे, 
जबतक कि सारी चिन्ताका नाश न हो जाय। 
उत्पक्षात्‌ व्यापक ईश्वरूपसे स्थित होकर परम 
जान्छ, निरञ्जन, निराभास एवं अर्चन्स्वरूप 
सम्पूर्ण महाभावका जप और चिन्तन करे। जबतक 
गुरुकै मुखसे जीवात्पाको ब्रहाका ही अंश (या 
साक्षात्‌ ब्रह्मरूप) नहीं जान लिया जाता, तबतक 
यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ असत्य होनेपर भी 
सत्यवत्‌ प्रतीत होता है। उस परम तत्वका साक्षात्कार 
हो जानेपर ब्रहासे लेकर यह सारा चराचर जगत्‌, 
परात, मान और मेय (ध्याता, ध्यान और ध्येय)-- 
सब कुछ ध्यानगत हृदय-कमलमें लीन हो जाता 
है। जप, होम और पूजन आदिको माताकी दी 
हुई मिठाईकी भौति मधुर एवं लाभकर जानकर 
विष्णुमनतरके द्वारा उसका श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करे। 


८२६, 


न 


अब मैं 'अमृतमयी धारणा' चतला रहा हैं- 
'मस्तककी नाड़ीके केन्रसथनमे पूर्ण चनद्माके समान 
आकारवाले कमलका ध्यान करे तथा प्रयलपूर्वक 
यह भावना करे कि "आकाशम दस हजार 
चद्रमाके समान प्रकाशमान एक पूर्ण चन्ट्रमण्डल 


उदित हुआ है, जो कल्याणमय कालोलोसे परिपूर्ण 
है।' ऐसा ही ध्यान अपने हदय-कमलमे भी करे 
और उसके मध्यधागमें अपने शरीरको स्थित 
देखे। घारणा आदिक द्वारा साधकके सभी क्लेश 
दूर हो जाते हैं ॥१६--२२॥ 


जल प्रकार आदि आहेव महापुराणमे 'कारणाविरूएज” नामक 
हान सौ पचहतरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३७५० 


me 
तीन सौ छिहत्तरवाँ अध्याय 
समाधि 


अश्निदेव कहते है जो चैतन्यस्वरूपसे युरू 
और प्रशान्त समुद्रकी भीति स्थिर हो, जिसमें 
आतके सिवा अन्य किसी वस्तुकी प्रतीति न 
होती हो; उस ध्यानको 'समाधि' कहते हैं। जो 
ध्यानके समय आपने चित्तको ध्येयमें लगाकर 
चायुहीन प्रदेशमें जलती हुई अग्निशिखाकी भोति 
अविचल एवं स्थिरभावसे बैठा रहता हैं, चह 
योगी 'समाधिस्थ' कहा गया है। जो त सुनता है; 
न सूँचता है, न देखता है, न रसास्वादन करता 
है, न स्पर्शका अनुभव करता है, न मनमें संकल्प 
उठने देता है, न अभिमान करता है और न 
चुद्धिसे दूसरी किसी वस्तुको जानता ही है, 
केवल काहकी भौति अविचलभावसे ध्यानमें 
स्थित रहता है, ऐसे ईश्वरचिन्तनपरायण पुरुषको 
"समाचिस्थ' कहते हैं। जैसे वायुरहित स्थानमें 
रखा हुआ दीपक कम्पित नहीं होता, यही उस 
समाधिस्थ योगीके लिये उपमा मानी गयी है। जो 
अपने आत्मस्वरूप श्रीविष्णुके ध्यानमें संलग्न | 
रहता है; उसके सामने अनेक दिव्य विष्न 
उपस्थित होते हैं चे सिद्धिकी सूचना देनेवाले हैं। 
साधक ऊपस्से नीचे गिराया जाता है; उसके 
कानमें पीड़ा होती है, अनेक प्रकारके घातुओकि 


दर्शन होते हैं तथा उसे अपने शरीरम बढ़ी 
वेदनाका अनुभव होता है। देवतालोंग उस 
योगीके पास आकर उससे दिव्य भोग स्वीकार 
केकी प्रार्थना करते हैं, राजा पृथ्वीका राज्य 
देनेकी चात कहते और चडे-बडै धनाध्यक्ष 
धनका लोभ दिखाते हैं। वेद आदि सम्पूर्ण शास्त्र 
स्वयं ही (बिना पढ़े) उसकी बुद स्फुरित हो 
जाते हैं। उसके द्वारा मनोनुकूल छन्द और सुन्दर 
'विषयसे युक्त उत्तम काव्यकी रचना होने लगती 
है। दिव्य रसायन, दिव्य ओषधियाँ तथा सम्पूर्ण 
शिल्प और कलाएं उसे प्राप्त हो जाती हैं। इतना 
ही कहाँ, देवेश्वरॉकी कन्याएँ और प्रतिभा आदि 
सद्गुण भी उसके पास बिना बुलाये जते हैं; 
किंतु जो इन सबको तिनकेके समान निस्सार 
मानकर त्याग देता है, उसीपर भगवान्‌ विष्णु 
प्रस्न होते हैं ॥१--१०॥ 

अणिमा आदि गुणमयी विभूतियोंसे युक्त 
योगी पुरुषको उचित है कि वह शिष्यको ज्ञान 
दे। इच्छानुसार भोगोंका उपभोग करके लययोगकी 
संतिसे शरीरका परित्याग करे और विज्ञानानन्दमय 
जहा एवं वरूप अपने आत्पामें स्थित हो जाया 
जैसे मलिन दर्पण शरीरका प्रतिविम्ब ग्रहण 


अध्याय ३७६० 


८२७ 


झम 


करनेमें असमर्थ होनेके कारण शरीरका ज्ञान 
करानेकी क्षमता नहीं रखता, उसी प्रकार जिसका 
अन्तःकरण परिपक्क (वासनाशूत्य) नहीँ है, वह 
आतम्ञान प्राप्त करनेमें असमर्थ है। देह सब 
प्रकारके रोगों और दुःखॉंका आश्रय है; इसलिये 
देहाभिमानी जीव अपने शरीरमें वेदनाका अनुभव 
करता है। परंतु जो पुरुष योगयुरू है, उसे योगके 
हो प्रभावसे किसी भी क्लेशका अनुभव नहीँ 
होता। जैसे एक ही आकाश घट आदि भिन्न- 
भिन्न उपाधियोंमें पृथक्‌-पृथक्‌-सा प्रतीत होता है 
और एक ही सूर्य अनेक जलपात्रोमे अनेक-सा 
जान पढ़ता है, उसी प्रकार आत्मा एक होता हुआ 
भी अनेक शरीरोमें स्थित होनेके कारण अनेकवत्‌ 
प्रतीत होता है। आकाश, वायु, तेज, जल और 
पृथ्वी-ये पौंचों भूत ब्रह्मे ही स्वरूप हैं। ये 
सम्पूर्ण लोक आत्मा ही है; आत्पासे हौ चराचर 
जगतूकी अभिव्यक्ति होती है। जैसे कुम्हार मिट्टी, 
डंडा और चाकके संयोगसे घडा बनाता है, 
अधवा जिस प्रकार घर बनानेवाला मनुष्य तूण, 
मिट्टी और काठसे घर तैयार करता है, उसी 
प्रकार जीवात्मा इन्दरयोंको साथ ले, कार्य-करण- 
संघातको एकचित करके भिन्न-भिन्न योियोमें 
अपनेको उत्फ करता है। कर्मसे, दोष और 
मोहसे तथा स्वेच्छासे हौ जीव बन्धनम पड़ता है 
और ज्ञानसे ही उसकी मुक्ति होती है। योगी पुरुष 
धर्मानुहान करनेसे कभी रोगका भागी नहीं होता। 
जैसे बत्ती, तैलपात्र और तैल-इन तीनोकि 
संयोगसे ही दीपकको स्थिति है--इनमेंसे एकके 
अभावमें भी दीपक रह नहीं सकता, उसी प्रकार 
योग और धर्मके बिना विकार (रोग)-की पराति 
देखी जाती है और इस प्रकार अकालमें हौ 
प्राणका क्षय हो जाता है॥ ११-१९३ ॥ 


हारे हदयके भीतर जो दीपकको भाँति 
प्रकाशमान आत्मा है, उसकी अनन्त किरणें फैली 
हुई हैं, जो खेत, कृष्ण, पिङ्गल, नोल, कपिल, 
पत और रक वर्णकी हैं। उनमेंसे एक किरण 
रसो है, जो सूर्वमण्डलको भेदकर सीधे ऊपरको 
चली गवी है और ब्रहमलोकको भी लाँच गयी है; 
उसीके मार्गसे योगी पुरुष परमगतिको प्राप्त होता 
है। उसके सिवा और भी सैकड़ों किरणें ऊपरकी 
ओर स्थित हैं। उनके द्वारा मनुष्य भिन्न-भिन्न 
देवताओकि निवासभूत लोकॉमें जाता है। जो एक 
ही रंगकी बहुत-सी किरणें नीचेकी ओर स्थित 
हैं, उनकी कान्ति बढी कोमल है। उन्हींके द्वारा 
जीव इस लोकमें कर्मभोगके लिये आता है। 
समस्त ज्ानेन्द्रियाँ, मन, कर्मेन्द्रियाँ, अहंकार, 
बुद्धि, पृथिवी आदि पाँच भूत तथा अव्यक्त 
अकृति--ये 'क्ेत्र' कहलाते हैं और आत्मा ही इस 
क्षेत्रका ज्ञान रखनेवाला “कषेत्रज' कहलाता है। 
बही सम्पूर्ण भूतोंका ईश्वर है। सत्‌, असत्‌ तथा 
सदसत्‌--सब उसीके स्वरूप हैं। व्यक्त प्रकृतिसे 
समष्टि बुद्धि (महत्तत्व)-की उत्पत्ति होती है, 
[उससे अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकारसे आकाश 
आदि पाँच भूत उत्पन्न होते हैं, जो उत्तरोत्तर 
"एकाधिक गुणोंवाले हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
और गन्ध-ये क्रमशः उन पाँचों भूतोंके गुण हैं। 
इमे जो भूत जिसके आश्रयमें है, वह उसीमें 
लीन होता है। सत्व, रज और तम--ये अव्यक्त 
प्रकृतिक हौ गुण हैं। जीव रजोगुण और तमोगुणसे 
आविष्ट हो चक्रकी भौति भूमता रहता है। जो 
सबका 'आदि' होता हुआ स्वयं “अनादि' है, 
कहो परमपुरुष परमात्मा है। मन और इन्दरयोसे 
जिसका ग्रहण होता है, वह 'विकार' (विकृत 
होनेवाला प्राकृत तत्त्व) कहलाता है। जिससे वेद, 


पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, श्लोक, सूत्र, भाष्य तथा 
अन्य वाङ्मयकी अभिव्यक्ति हुई है, वह “परमात्मा” 
है। पितृयानमार्गकी उपवीथीसे लेकर अगस्त्य 
ताराके बीचका जो मार्ग है, उससे संतानकी | 
'कामनावाले अग्निहोत्र लोग स्वर्णमें जाते हैं। जो 
भलीभौति दानमे तत्पर तथा आठ गुणोंसे युक्त 
होते हैं, वे भी उसी भाँति यात्रा करते हैं। अठासी 
हजार गृहस्थ मुनि हैं, जो सब धोक प्रवर्तक हैं; 
चे ही पुनरावृत्तिके बीज (कारण) माने गये हैं। 
जे सतर्षियाँ तथा नागवीथीके बीचके मार्गसे 
देवलोकमें गये हैं। उतने ही (अर्थात्‌ अठासी 
हजार) मुनि और भी हैं, जो सब प्रकारके 
आरामॉसे रहित हैं। वे तपस्या, ब्रहाचर्य, आसक्त, 
त्याग तथा मेधाशक्तिके प्रभावसे कल्पपर्यन्त भित्र- 
भिन्न दिव्यलोकॉमें निवास करते हैं॥२०--३५॥ 

चैदाँका निरन्तर स्वाध्याय, निष्काम यज्ञ, 
ब्रह्मचर्य, तप, इन्द्रिय-संयम, श्रद्धा, उपवास तथा 
सत्य-भाषण--ये आत्मज्ञानके हेतु हैं। समस्त 
द्विजातियोंको उचित है कि वे सत्वगुणका आश्रय 
लेकर आत्मतत्वका श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
एवं साक्षात्कार करें। जो इसे इस प्रकार जानते हैं, 
जो वानप्रस्थ आश्रमका आश्रय ले चुके हैं और 


परम श्रद्धासे चुछ हो सत्यकी उपासना करे हैं, 
चे क्रमशः अग्नि, दिन, शुक्लपक्ष, उत्तरायण, 
देवलोक, सूर्यमण्डल तथा वियुते अभिमानी 
देवताओँके लोकोंमें जाते हैं। तदनन्तर मानस 
पुरुष वहाँ आकर उन्हें साथ ले जा, ब्रहालोकका 
निवासी बना देता है; उनकी इस लोकमें 
पुनावत्ि नहीं होती। जो लोग यज्ञ, तप और 
दासे स्व्गलोकपर अधिकार प्रास करते हैं, 
थे क्रमशः धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन, 
'पितूलोक तथा चन्द्रमाके अभिमानी देवताओंके 
खोकॉमें जाते हैं और फिर आकाश, वायु 
एवं जलके मार्गसे होते हुए इस पृथ्वीपर 
लौट आते हैं। इस प्रकार चे इस लोकमें जन्म 
लेते और मृत्युके बाद पुनः उसी मार्गसे यात्रा 
करते हैं। जो जीवात्माके इन दोनों मा्गोको 
नहीँ जानता, यह साप, पतंग अथवा कौडा 
कोड़ा होता है। हदयाकाशमेँ दीपककी भाँति 
प्रकाशमान जहका ध्यान करनेसे जीव अमृतस्वरूप 
हो जाता है। जो न्यायसे धनका उपार्जन करनेबाला, 
तत्वड्ञानमें स्थित, अतिथि-प्रेमी, श्रादधकर्ता 
तथा सत्यवादी है, वह गृहस्थ भी मुक्त हो 
जाता है॥ ३६--४४॥ 


इल रकार आदि आष महारामो *समाधितरूपण " तामक 
वोत सौ लिही अध्याय पूरा हुआ २७६॥ 


तीन सौ सतहत्तरवाँ अध्याय 
अवण एवं मननरूप ज्ञान 


अभ्निदेव कहते हैं-अब मैं संसाररूष 
अज्ञानजनित बन्धनसे छुटकारा पानेके लिये 
“ज्रहमज्ञान'का वर्णन करता हूँ। “यह आत्मा| 
प्रह है और वह ब्रहा मै ही हूँ।' ऐसा निश्चय 
हो जानेपर मनुष्य मुक्त हो जाता है। घट आदि 


जस्तुऑंकी भौति यह देह दृश्य होनेके कारण 
आत्मा नहीं है; क्योंकि सो जानेपर अथवा मृत्यु 
हो जानेपर यह बात निश्चितरूपसे समझमें आ 
जाती है कि 'देहसे आत्मा भिन्न है'। यदि देह 
ही आत्मा होता तो सोने या मरनेके बाद भी 


७ अध्याय ३७७० 


८२९ 


बड 


पूर्ववत्‌ व्यवहार करता; (आत्माके) ' अविकारी" 
आदि विशेषणोंके समान विशेषणसे युक्त 
निर्विकाररूपमे प्रतीत होता। नेत्र आदि इन्द्रयौ भी 
आत्मा नहीं हैं; क्योंकि वे 'करण' हैं। यही हाल 
मन और बुद्धिका भी है। वे भी दीपककी भाँति 
प्रकाशक 'करण' हैं, अत: आत्मा नहीं हो सकते। 
“्राण' भी आत्मा नहीं है; क्योंकि सुषुततावस्थामें 
उसपर जडताका प्रभाव रहता है। जाग्रत्‌ और 
स्वप्नावस्‍्थामें प्राणके साथ चैतन्य मिला-सा 
रहता है, इसलिये उसका पृथक्‌ बोध नहीं 
होता; परंतु सुषुमावस्थामे प्राण विज्ञानरहित है 
यह बात स्पष्टरूपसे जानी जाती है। अतएव 
आत्मा इन्द्रिय आदि रूप नहीं है। इन्द्रिय आदि 
आत्माके करणमात्र हैं। अहंकार भी आत्मा नही 
है; क्योंकि देहकी भौति वह भी आत्पासे पृथक्‌ 
उपलब्ध होता है। पूर्वोक्त देह आदिसे भिन्न 
यह आत्मा सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित 
है। यह रातमें जलते हुए दीपककी भोति सबका 
इशा और भोक्त है॥१-७॥ 

समाधिके आरम्भकालमे मुनिको इस प्रकार 
चिन्तन करना चाहिये--'ब्रहसे आकार, आकाशसे 
वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, जलसे पृथ्वी 
तथा पृष्वीसे सूक्ष्म शरीर प्रकट हुआ है।' 
अपश्ीकृत भूते पञ्चीकृत भतोकी उत्पत्ति हुई 
है। फिर स्थूल शरीरका ध्यान करके ब्रह्ममें उसके 
लय होनेकी भावना करे। पञ्चीकृत भूत तथा उनके 
कायको “विरद्‌' कहते हैं। आत्माका वह स्थूल 
शरीर अज्ञानसे कल्पित है। इनके द्वारा जो 
ज्ञान होता है, उसे धीर पुरुष 'जाग्रतू-अवस्था' 
मानते हैं। जाग्रतके अभिमानी आत्माका नाम 
“विश्व' है। ये (इन्द्रय-विज्ञान, जाग्रत्‌-अवस्था 
और उसके अभिमानी देवता) तीनों प्रणवको 


प्रथम मात्रा *अकारस्वरूप' हैं। अपञ्चीकृत भूत 
और उनके कार्यको 'लिङ्ग' कहा गया है। सत्रह 
तों (दस इन्द्रिय, पञ्चत्मात्रा तथा मन और 
बुद्धि)-से युक्त जो आतका सूक्ष्म शरीर है, 
जिसे 'हिरण्वगर्ध' नाम दिया गया है, उसको 
“ङ्ग” कहते हैं। जाग्रत्‌-अवस्थाके संस्कारसे 
उत्पन विषयोंकी प्रतीतिको 'स्वप्न' कहा गया है। 
उसका अभिमानी आत्मा “तैजस' नमसे प्रसिद्ध 
है। वह जागे प्रप पृथक्‌ तथा प्रणवकी 
दूसरी मात्रा “उकाररूप' है। स्थूल और सूकष्म- 
दोनों शरीरांका एक ही कारण है--'आत्मा'। 
आभासयुक्त ज्ञानको 'अध्याहत ज्ञान' कहते हैं। 
इन अवस्थाओंका साक्षी 'ग्रहा' न सत्‌ है, न 
असत्‌ और न सदसत्रूप ही है। वह न तो 
अवयवयुक्त है और न अवयवे रहित; न भिन्न 
है न अभिन्न; भित्राभित्ररूप भी नहीँ है। वह 
सर्वथा अनिर्वचनीय है। इस बन्धनभूत संसारकी 
सृष्टि कणेवाला भी वही है। ब्रह्म एक है और 
केवल ज्ञाससे प्राप्त होता है; करमाद्वारा उसकी 
उपलब्धि नहीं हो सकती॥ ८--१७॥ 

जन बाहाज्ञानके साधनभूत इन्द्रयोका सर्वथा 
लय हो जाता है, केवल बुकी ही स्थिति रहती 
है, उस अवस्थाको “सुषुप्त कहते हैं। 'युद्धि' 
और *सुषुति' दोनोके अभिमानी आत्माका नाम 
“पा है। ये तीनों *मकार” एवं प्रणवरूप माने 
गये हैं। यह प्राज्ञ ही अकार, उकार और 
मकारस्वरूप है। “अहम्‌' पदका लक्षार्थभूत 
चित्त्वरूप आत्मा इन जाग्रत्‌ और स्वण आदि 
अवस्थाओंका साक्षी है। उसमें अज्ञान और उसके 
कार्यभूत संसारादिक बन्धन नहीं हैं। मैं नित्य, 
शुद्ध, बुद्ध, सु, सत्य, आनन्द एवं अददैतस्वरूप 
जहम हूँ। मैं ज्योतिर्मय परत्रहा हूँ। सर्वथा मुक्त 


प्रणव (३) वाच्य परमेश्वर हूँ। मैं हो ज्ञान एवं 
समाधिरूप ब्रह्म हँ। बन्धनका नाश करनेवाला भी 
मैं हौ हूँ। चिरन्तन, आनन्दमय, सत्य, ज्ञान और 
अनन्त आदि नामोसे लक्षित पसत्रह्म मैं हो हूँ। 
“यह आत्मा पह है, वह ब्रह्म तुम हो '-इस 
प्रकार गुरद्वार बोध कराये जानेपर जीव यह | 


अनुभव करता है कि मैं इस देहसे विलक्षण 
पा हूँ। वह जो सूरवमण्डलमें प्रकाशमय पुरुष 
है, वह मैं ही हूँ। मैं ही कार तथा अखण्ड 
परमेश्वर हूँ। इस प्रकार ब्रहाको जाननेवाला पुरुष 
इस असार संसारसे मुक्त होकर ब्रह्मरूप हो 
जाता है॥ १८-२४॥ 


इस प्रकार आदि आप्तेय महापुराणे “अहाञ्ञानातिरूपणा" नामक 
हान साँ लतहतरयाँ अध्याय पूण हुआ ॥ ३७७७ 
re 
तीन सौ अठहत्तरवाँ अध्याय 
निदिध्यासनरूप ज्ञान 


अग्निदेव कहते हुँ--बरहान्‌! मैं पृथ्वी, जल 
और आग्निसे रहित स्वप्रकाशमय परब्र हूँ। मैं 
बायु और आकाशसे विलक्षण ज्योतिर्मय परब्रहम 
हूँ। मैं कारण और कार्यसे भिन्न ज्योतिर्मय परब्रह्म 
हूँ। मैं विराट्स्वरूप (स्थूल ब्रह्माण्ड)-से पृथक्‌ 
ज्योतिर्मय परबह हूँ। मैं जाग्रत-अवस्थासे रहित 
ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं 'विश्व' रूपसे विलक्षण 
ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं आकार अक्षरसे रहित 
ज्योतिर्मय पसह हँ। मैं वाक्‌, पाणि और चरणसे 
हीन ज्योतिर्मय परहा हूँ। मैं पायु (गुदा) और 
उपस्थ (लिङ्ग या योनि)-से रहित ज्योतिर्मय 
र्म हूँ। मैं कान, त्वचा और नेत्रसे हीन 
ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं रस और रूपसे शून्य 
ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सब प्रकारकी गन्धोंसे 
रहित ज्योतिर्मय पस्त्रह्म हूँ। मैं जिला और 
जासिकासे शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं स्पर्श 
और शब्दसे हीन ज्योतिर्मय परर हूँ। मैं मन 
और बुद्धिसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं चित्त 
और अहंकारसे वर्जित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं 
प्राण और अपानसे पृथक्‌ ज्योतिर्मय परब्र हूँ। 
मैं व्यान और उदानसे विलग ज्योतिर्मय पब हूँ। 


मै समान नामक वायुसे भिन्न ज्योतिर्मय पर्रम हँ। 
जै जण और मृत्युसे रहित ज्योतिर्मय परबह हूँ। 
जै शोक और मोहको पहुँचसे दूर ज्योतिर्मय 
रत हँ। मै कषुधा और पिपासासे श्य ज्योतिर्मय 
परब्र हूँ मैं शब्दोत्पत्ति आदिसे वर्जित ज्योतिर्मय 
सतह हुँ। मैं हिरण्यगर्भसे विलक्षण ज्योतिर्मय 
पर्य हूँ। मैं स्वप्नावस्थासे रहित ज्योतिर्मय 
प्रम हूँ। मैं तैजस आदिसे पृथक्‌ ज्योतिमय 
पर्रम हूँ। मै अपकार आदिसे हीन ज्योतिर्मय 
परत हूँ। मैं समाजाने शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म 
हूँ। मैं अध्याहारसे रहित ज्योतिर्मय पनम हूँ। मैं 
स्वादि गुणोंसे विलक्षण ज्योतिर्मय परन्हा हूँ। मै 
सदसद्धावसे रहित ज्योतिर्मय प्रह हूँ। मैं सब 
अववर्वोसे रहित ज्योतिर्मय प्रह मैं भेदाभेदसे 
रहित ज्योतिर्मय परब्र हँ मैं सुपुतावस्थासे शून्य 
ज्योतिर्मय परब्रहा हूँ। मैं प्राज-भावसे रहित 
ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं मकारादिसे रहित 
ज्योतिर्मय परह्य हूँ। यैं मान और मेयसे रहित 
ज्योतिर्मय परव्रहा हुँ। मै मिति (माप) और माता 
(माष करलेवाले)-से भित्र ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। 
मैं साक्षित्व आदिसे रहित ज्योतिर्मय परब्रहा हूँ। 


अध्याय कण» 4३१ 
प 
मैं कार्य-कारणसे भिन्न ज्योतिर्मय परज हूँ।| आनन्द और अद्वैतरूप ब्रह्म हूँ। मैं विज्ञानयुक्त 
मैं देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकाररहित | ब्रह्म हँ। मैं सर्वथा मु और प्रणवरूप हूँ। मैं 
तथा जाग्रत्‌, सवण और सुषु्ति आदिसे मुळ | ज्योतिर्मय पसह हूँ और मोक्ष देनेवाला समाधिरूप 
तुरीय ब्रह्म हँ। मैं नित्य, शु, बुद्ध, मु, सत्य, | परमात्मा भी मैं हो हूँ॥ १-२३॥ 
इस प्रकार आदि आस्तेय महापुराणरमे “गरहाज्ञानतिरूपण" नामक 
कौन साँ अठहतरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७८॥ 


तीन सौ उन्यासीवाँ अध्याय 
भगवत्स्वरूपका वर्णन तथा ब्रहाभावकी प्रापिका उपाय 

अग्निदेव कहते हँ--वसिष्ठजी! धर्मात्मा | महामुने! उनकी प्राप्तिके दो हेतु बताये गये 
पुरुष यज्ञके द्वारा देवताओंको, तपस्याद्धारा विराट्के | हैं-'ज्ञान' और “कर्म'। 'ज्ञान' दो प्रकारका 
पदको, कर्मके संन्यासद्वारा ब्रह्मपदको, वैराग्यसे | है--' आगमजन्य' और ' विवेकजन्य'। शब्दब्रहा 
प्रकृतिमें लयको और ज्ञानसे कैवल्यपद (मोक्ष)- | (वेदादि शास्त्र और प्रणव) का बोध ' आगमजन्य' 
को प्राप्त होता है-इस प्रकार ये पाँच गतियाँ | है तथा परन्रहाका ज्ञान ' विवेकजन्य' ज्ञान है। 
मानी गयी हैं। प्रसन्नता, संताप और विषाद | “तरह दो प्रकारसे जाननेयोग्य है--'शब्दब्रहा' 
आदिसे निवृत्त होना 'वैराग्य' है। जो कर्म | और 'पर्रहा'। वेदादि विद्याको ' शब्दब्रहा' या 
किये जा चुके हैं तथा जो अभी नहीं किये गये |' अपररह" कहते हैं और सत्स्वरूप अक्षरतत्व 
हैं, उन सब (कौ आसक्ति, फलेच्छा और |'परत्हम' कहलाता है। यह परङ्रहा ही ' भगवत्‌' 
संकल्प) का परित्याग 'संन्यास' कहलाता है। | शब्दका मुख्य वाच्यार्थ है। पूजा (सम्मान) आदि 
ऐसा हो जानेपर अव्यक्तसे लेकर विशेषपर्यन्त | अन्य अ्थोमें जो उसका प्रयोग होता है, वह 
सभी पदाधोकि प्रति अपने मनमें कोई विकार | औपचारिक (गौण) है। महामुने! ' भगवत्‌' 
नहीं रह जाता। जड और चेतनकी भिन्नताका | शब्दे जो “भकार' है, उसके दो अर्थ हैं-पोषण 
ज्ञान (विवेक) होनेसे ही “परमार्थशान'कौ | करनेवाला और सबका आधार तथा 'गकार'का 
प्राप्ति बतलायी जाती है। परमात्मा सबके आधार | अर्थ है--नेता (कर्मफलकी प्राति करनेवाला), 
हैं; वे ही परमेश्वर हैं। वेदों और येदं | गमयिता (प्रेरक) और सटा (सृष्टि करनेवाला) । 
(उपनिषदो) में 'विष्णु' नामसे उनका यशोगान | सम्पूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम (अथवा धर्म), यश, श्री, 
किया जाता है। वे यज्ञॉके स्वामी हैं। प्रवृत्तिमा्गस | ज्ञान और वैराग्य-इन छःका नाम 'भग' है। 
चलनेवाले लोग यज्ञपुरुषके रूपमें उनका यजन | विष्णुम सम्पूर्ण भूत निवास करते हैं। ये भगवान्‌ 
करते हैं तथा निवृत्तिमागकि पथिक ज्ञानयोगके | सबके धारक तथा ब्रह्म, विष्णु तथा शिव -इन 
द्वारा उन ज्ञानस्वरूप परमात्माका साक्षात्कार करते | तीन रूपॉर्में विराजमान हैं। अत: श्रीहरिमें ही 
हैं। हस्व, दीर्घ और प्लुत आदि वचन उन |“भगवान्‌' पद मुख्यवृत्तिसे विद्यमान है, अन्य 
'पुरुषोत्तमके ही स्वरूप हैं॥ १-६॥ सीके लिये तो उसका उपचार (गौणवृत्ति)-से 


ही प्रयोग होता है। जो सम्पूर्ण प्राणियोके 
उत्पत्ति-विनाश, आवागमन तथा विद्या- 
विद्याको जानता है, वही ' भगवान्‌' कहलानेयोग्य 
है। त्याग करनेयोग्य दुर्गुण आदिको छोड़कर 
सम्पूर्ण ज्ञान, शक्ति, परम ऐश्वर्य, चौर्य तथा 
समग्र तेज-ये 'भगवत्‌' शब्दके वाच्यार्थ 
हैं॥७-१४॥ 

पूर्वकालमे राजा केशिष्यजने खाण्डिक्य 
जनके इस प्रकार उपदेश दिया था" अनात्मामें 
जो आत्पबुद्धि होती है, अपने स्वरूपकी 
भावना होती है, वही अविद्याजनित संसारबन्धनका 
कारण है। इस अज्ञानकी 'अहंता' और "ममता 
दो रूपोमे स्थिति है। देहाभिमानी जीव मोहान्धकारसे 
आच्छादित हो, कुत्सित बुद्धिक कारण इस 
पाञ्चभौतिक शरौरमें यह दृढ़ भावना कर लेता 
है कि “मैं ही यह देह हूँ।' इसी प्रकार 
इस शीसे उत्पन्न किये हुए पुत्र-पौत्र आदिमं 
“ये मेरै हैं'-ऐसी निश्चित धारणा बना लेता है। 
वि्‌ पुरुष अनात्मभूत शरीरमें समभाव रखता 
है-उसके प्रति चह राग-दरेषके वशीभूत नहीं 
होता। मनुष्य अपने शरीरकी भलाईके लिये ही 
सारे कार्य करता है; किंतु जय पुरुषसे शरीर 
भित्र है, तो वह सारा कर्म केवल बन्धनका ही 
कारण होता है। वास्तवमें तो आत्मा निर्वाणमय. 
(शान्त), ज्ञानमय तथा निर्मल है । दुःखातुभवरूप 
जो धर्म है, वह प्रकृतिका है, आत्पाका नहीं; 
जैसे जल स्वयं तो अग्निसे असङ्ग है, किंतु 
आगपर रखो हुई बटलोईके संसगंसे उसमें 
तापजनित खलखलाहट आदिके शन्द होते हैं। 
महामुने! इसी प्रकार आत्मा भी प्रकृतिके सङ्गसे 
अहंता-ममता आदि दोष स्वीकार करके प्राकृत 


धर्मोंको ग्रहण करता है; वास्तवमें तो वह 


उनसे सर्वथा भिन्न और अविनाशी है। विषयमै 
(आसर हुआ मन बन्धनका कारण होता है 
और वही जब विषयोंसे निवृत्त हो जाता है तो 
ज्ञान-प्रातिमेँ सहायक होता है। अतः मनको 
विषयोंसे हटाकर ब्रह्मस्वरूप श्रोहरिका स्मरण 
करना चाहिये। मुने। जैसे चुम्बक पत्थर 
'लोहेको अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार 
जो ब्रह्मका ध्यान करता है, उसे वह ब्रह्म 
अपनी हौ शक्तिसे अपने स्वरूपमें मिला लेता 
है। अपने प्रयलको अपेक्षासे जो मनकी विशिष्ट 
गति होती है, उसका ब्रह्मसे संयोग होना 
ही "योग" कहलाता है। जो पुरुष स्थिरभावसे 
समाधिमें स्थित होता है, वह परब्रह्मको प्राप्त 
होता है॥१५-२५॥ 

“अतः यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणजय, 
प्राणायाम, इन्द्रयोंको विषयोंकी ओरसै हटाने 
तथा उन्हें अपने वशमे कले आदि उपायोके द्वारा 
चितको किसी शुभ आश्रयमे स्थापित करे। 
“ब्रहम हौ चितका शुभ आश्रय है। वह 'मूर्त' 
और 'अमूर्त' रूपसे दो प्रकारका है। सनक- 
सनन आदि मुनि ब्रहाभावनासे युक्त हैं तथा 
देवताओँसे लेकर स्थावर-जङ्गम-पर्यन्त सम्पूर्ण 
प्राणी कर्म-भावतासे युक्त हैं। हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) 
आदियें जहाभावना और कर्मभावता दोनों ही हैं। 
इस तरह यह तीन प्रकारकी भावना बतायी गयी 
है। “सम्पूर्ण विश्व ब्रह्म है'--इस भावसे ब्रह्मकी 
उपासना की जाती है। जहाँ सब भेद शान्त हो 
जाते हैं, जो सत्तामात्र और वाणीका अगोचर है 
तथा जिसे सवसव (स्वयं ही अनुभव करयोग्य) 
माना गया है, दही 'ब्रह्मान' है। वही रूपहीन 
विष्णुका उत्कृष्ट स्वरूप है, जो अजन्मा और 
अविनाशी है। अमूर्तरूपका ध्यान पहले कठिन 


4 अध्याय ३८०० 


4३३ 


होता है, अतः मूर्त आदिका ही चिन्तन करे। ऐसा 
करनेवाला मनुष्य भगवद्धावको प्राप्त हो परमात्माके 


अब मैं उस 'अददैत बरहाविज्ञान'का वर्णन 
करुँगा, जिसे भरतने (सौवीरराजको) बतलाया 
था। प्राचीनकालकी बात है, राजा भरत शालग्रामक्षेत्रमें 
रहकर भगवान्‌ वासुदेवकी पूजा आदि करते हुए 
तपस्या कर रहे थे। उनकी एक मृगके प्रति 
आसक्ति हो गयी थी, इसलिये अन्तकालमें उसीका 
स्मरण करते हुए प्राण त्यागनेके कारण उन्हें मृग 
होना पड़ा। मृगयोनिर भी वे “जातिस्पर' हुए-- 
उर पूर्वज्मकी बातोंका स्मरण रहा। अत: उस 
मृगशरीरका परित्याग करके वे स्वयं ही योगबले 
एक ब्राहाणके रूपमें प्रकट हुए। उन्हें अदैत 
हका पूर्ण बोध था। वे साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप थे, 
तो भी लोकमें जडवत्‌ (ज्ञानुन्य मूककी भौँति) 
व्यवहार करते थे। उन्हें इष्ट-पुष्ट देखकर सौवीर- 
जरेशके सेवकने बैगारमेँ लगानेके योग्य समझा 
(और राजाकी पालकी ढोनेमें नियुक्त कर दिया)। 
सेवकके कहनेसे वे सौवीरराजकी पालकी ढोने 
जलगे। यशि वे ज्ञानी थे, तथापि बेगारमे पकड़ 
जानेपर अपने प्रारब्धभोगका क्षय केके लिये 
राजाका भार वहन करने लगे; परंतु उनकी गति 
मन्द थी। वे पालकीमें पीछेकी ओर लगे थे तथा 
उनके सिवा दूसरे जितने कहार थे, वे सब-के- 
सब तेज चल रहे थे। राजाने देखा, “अन्य कहार 
श्रमी हैं तथा तीव्रगतिसे चल रहे हैं। यह जो 
नया आया है, इसकी गति बहुत मन्द है।' तब 


साथ एकीभूत--अभित्र हो जाता है। भेदकी 
जतीति तो अज्ञाससे ही होती है"॥ २६--३२॥ 
इस प्रकार आदि आ्तेय महापुराणर्मे “तहञ्ञानतिरूपण" कामक 
खान सौँ उन्पासौयाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३७१७ 
fod 
तीन सौ असीवाँ अध्याय 
जडभरत और सौवीर-नरेशका संबाद--अद्वैत ब्रह्मविज्ञानका वर्णन 


चे योले॥ १-५॥ 
जाने कहा-- ओर! क्या तू थक गया? अभी 
लो तूने थोड़ी हो दूरतक मेरी पालकी ढोयी है। वया 
परिश्रम नहीं सहा जाता? वया तू मोटा-ताजा नहीं 
है? देखनेमे तो खूब मुस्टंड जान पड़ता है॥६॥ 
खहाणने कहा--राजन्‌! न मैं मोटा हूँ, न 
मैने तुम्हारी पालकी ढोयौ है, न मुझे थकावट 
आयी है, न परिश्रम करना पड़ा है और न मुझपर 
त्सरा कुछ भार ही है। पृथ्वीपर दोनों पैर हँ, 
वैरोपर जद्बाएँ हैं, जङ्गाओँके ऊपर ठरु और 
ऊरुओके ऊपर उदर (पेट) है। उदरके ऊपर 
बक्षस्थल, भुजाएँ और कंधे हैं तथा कंधोंके 
ऊपर यह पालकी रखी गयी है। फिर मेरै ऊपर 
यहाँ कौन-सा भार है? इस पालकीपर तुम्हारा 
कहा जानेवाला यह शरीर रखा हुआ है। वास्तवमें 
तुम वहाँ (पालकीमें) हो और मैं यहाँ (पृथ्वी) 
पर हँ-ऐसा जो कहा जाता है, वह सब मिथ्या 
है। सौवीरनरेश! मैं, तुम तथा अन्य जितने भी 
जीव हैं, सबका भार पञ्चभूतोकि द्वारा ही ढोया जा 
रहा है। ये पञ्चभूत भी गुणेकि प्रवाहमें पड्कर 
चल रहे हैं। पृथ्वीनाथ! सत्व आदि गुण कोक 
अधीन हैं तथा कर्म अविद्यक द्वारा संचित हैं, जो 
सम्पूर्ण जीवॉमें वर्तमान हैं। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर 
(अविनाशी), शान्त, निर्गुण और प्रकृतिसे परे है। 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें एक ही आत्मा है। उसकी न 


७ अस्निषुराणन 


तो कभी वृद्धि होती है और न हास ही होता है। 
राजन्‌। जब उसको वृद्धि नहीं होती और हास भी 
जहाँ होता तो तुमने किस युक्तिसे व्यङ्गयपूर्वक 
यह प्रश्न किया है कि 'क्या तू मोटा-ताजा 
जहाँ है?' यदि पृथ्वी, पैर, जा, ऊरु, कटि और 
उदर आदि आधारो एवं कंथोपर रखी हुई यह 
'पालकी मेरे लिये भारस्वरूप हो सकती है तो 
यह आपत्ति तुम्हारे लिये भी समान ही है, अर्थात्‌ 
तुम्हारे लिये भी यह भाररूप कही जा सकती है 
तथा इस युक्तिसे अन्य सभी जन्तुओनि भी केवल 
पालको ही नहीं उठा रखी है, पर्वत, पेड़, घर 
और पृथ्वी आदिका भार भी अपने ऊपर ले रखा 
है। नरेश! सोचो तो सही, जब प्रकृतिजन्य 
साधनोंसे पुरुष सर्वथा भिन्न है तो कौन-सा महान 
भार मुझे सहन करना पढ़ता है? जिस रवये यह 
'पालकी बनी है, उसीसे मेरै, तुम्हारे तथा इन 
सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंका निर्माण हुआ है; इन 
सबकी समान द्ये पुष्टि हुई है॥ ७-१८॥ 

यह सुनकर राजा पालकीसे उतर पड़े और 
आहाणके चरण पकड़कर क्षमा मगे हुए बोले 
“भगवन्‌। अब पालकी छोड़कर मुझपर कृपा 
'कौजिये। मैं आपके मुखसे कुछ सुनना चाहता हूँ; 
मुझे उपदेश दीजिये। साथ ही यह भी बताइये कि 
आप कौन हैं? और किस निमित्त अथवा किस 
कारणसे यहाँ आपका आगमन हुआ है?'॥ १९॥ 

ख्राहाणने कहा--राजन्‌! सुनो-'मैं अमुक | 
हुँ'--यह जात नहीं कही जा सकती। (तथा तुमने 
जो आनेका कारण पूछा है, उसके सम्बन्धमे मुझे 
इतना ही कहना है कि) कहीं भी आने-जानेकी 
क्रिया कर्मफलका उपयोग करनेके लिये ही होती 
है। सुख-डुःखके उपभोग ही भित्र-भित्र देश 
(अथवा शरीर) आदिकी प्राप्ति करानेवाले हैं तथा 


धर्माधर्मजनित सुख-दुःखोंको भोगनेके लिये ही 
जीव नाना प्रकारके देश (अथवा शरीर) आदिको 
प्राप्त होता है॥ २०-२१॥ 
राजाने कहा--ब्रहान्‌! 'जो है (अर्थात्‌ जो 
आत्मा सत्स्वरूपसे विराजमान है तथा कर्ता- 
भोक्तारूपमें प्रतीत हो रहा है) उसे 'मैं हूँ'-योँ 
कहकर क्यों नहीं बताया जा सकता? द्विजवर! 
आत्माके लिये ' अहम्‌' शब्दका प्रयोग तो दोषावह 
नहीं जान पड़ता॥ २२॥ 
हमणने कहा-- रजन्‌! आत्माके लिये 'अहम्‌' 
शब्दका प्रयोग दोषावह नहीं है, तुम्हारा यह कथन 
बिलकुल ठीक है; परंतु अनात्मामें आत्मत्वका बोध 
'करानेवाला 'अहम्‌' शब्द तो दोषावह है ही। 
अथवा जहाँ कोई भी शबद भ्रमपूर्ण अर्थको लक्षित 
कराता हो, वहाँ उसका प्रयोग दोषयुक्त ही है। 
जब सम्पूर्ण शरीरमें एक ही आत्माकी स्थिति है, 
तो 'कीन तुम और कौन मै हूँ" ये सब बातें व्यर्थ 
हैं। राजन्‌! “तुम राजा हो, यह पालकी है, 
'हमलोग इसे ढोनेवाले कहार हैं, ये आगे चलनेवाले 
सिपाही हैं तथा यह लोक तुम्हारे अधिकारमें 
यह जो कहा जाता है, यह सत्य नहीं है। 
वृक्षसे लकड़ी होती है और लकड़ीसे यह पालकी 
बनी है, जिसके ऊपर तुम बैठे हुए हो । सौवीरनरेश! 
खोलो तो, इसका “वृक्ष” और “लकड़ी ' नाम क्या 
हो गया? कोई भी चेतन मनुष्य यह नहीँ कहता 
कि 'महाराज' वृक्ष अथवा लकड़ीपर चढ़े हुए 
हैं।' सब तुम्हें पालकीपर ही सवार बतलाते हैं। 
(किंतु पालकी क्या है?) नृपश्रेष्ठ! रचनाकलाके 
द्वारा एक विशेष आकारमें परिणत हुई लकड़ियोंका 
समूह ही तो पालको है । यदि तुम इसे कोई भित्र 
वस्तु मानते हो तो इसमेंसे लकड्याँको अलग 
कर्के “पालकी' नामकी कोई चीज ढूँढ़ो तो 


= अध्याय ३८०० 


मनम 


सही। “यह पुरुष, यह स्त्री, यह गौ, यह घोडा, 
यह हाथी, यह पक्षी और यह वृक्ष है'-इस 
प्रकार कर्मजनित भिन्न-भिन्न शरोरोंमें लोगोंने 
जाना प्रकारके नामॉंका आगेप कर लिया है। इन 
संज्ञाओको लोककल्पित हो समझना चाहिये। 
जिह्वा 'अहम्‌' (मैं)-का उच्चारण करती है, दाँत, 
होठ, तालु और कण्ठ आदि भी उसका उच्चारण 
करते हैं, किंतु ये 'अहम्‌' (मैं) पदके वाच्यार्थ 
नहीं है; क्योंकि ये सब-के-सब शब्दोच्चारणके 
साधनमात्र हैं। किन कारणों या उक्तियोंसे जिह 
कहती है कि “वाणी ही ' अहम्‌' (मै) हूँ।” 
यद्यपि जिह्वा यह कहती है, तथापि 'यदि मैं वाणी 
जहाँ हूँ" ऐसा कहा जाय तो यह कदापि मिध्या 
नहीं है। राजन्‌! मस्तक और गुदा आदिके रूपमे 
जो शरीर है, वह पुरुष (आत्मा)-से सर्वथा भिन्न 
है, ऐसी दशामें मैं किस अवयवके लिये 'अहम्‌' 
संज्ञाका प्रयोग कहूँ? भूपालशिरोमणे! यदि मुझ 
(आत्मा)-से भिन्न कोई भी अपनी पृथक्‌ सत्ता 
रखता हो तो 'यह मैं हूँ', “यह दूसरा है'--ऐसी 
बात भी कही जा सकती है। वास्तवमें पर्वत, पशु 
तथा वृक्ष आदिका भेद सत्य नहीं है। शरीरदृष्टिसे 
ये जितने भी भेद प्रतीत हो रहे हैं, सब-के-सब 
कर्मजन्य हैं। संसारमें जिसे राजा' या 'राजसेवक' 
कहते हैं, वह तथा और भी इस तरहकी जितनी 
संज्ञाएँ हैं, बे कोई भी निर्विकार सत्य नहीं हैं। 
भूपाल! तुम सम्पूर्ण लोकके राजा हो, अपने 
पिताके पुत्र हो, शतके लिये शत्रु हो, धर्मपलीके 
पति हो और पुत्रके पिता हो--इतने नामोके होते. 
हुए मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूँ? पृथ्वीनाथ! 
क्या यह मस्तक तुम हो? किंतु जैसे मस्तक 
तुम्हारा है, बैसे ही उदर भी तो है? (फिर उदर 
क्यों नहीं हो?) तो क्या इन पैर आदि अङ्गोमेसे 


जुम कोई हो? नहीं, तो ये सब तुम्हारे क्या हैं? 
महाराज! इन समस्त अवयवोसे तुम पृथक्‌ हो, 
अतः इनसे अलग होकर ही अच्छी तरह विचार 
करो कि 'वास्तवर्मे मैं कौन हँ'॥ २३--३७६॥ 

यह सुनकर राजाने उन भगवत्स्वरूप अवधूत 
जहणसे कहा॥३८॥ 

राजा बोले-- ्रहमन! मैं आत्मकल्याणके लिये 
उदय होकर महर्षि कपिलके पास कुछ पूछनेके 
'लिये जा रहा था। आप भी मेरे लिये इस पृथ्वीपर 
महर्षि कपिलके हो अंश हैं, अतः आप ही मुझे 
जान दें। जिससे ह्ञानरूपी महासागरकी प्राति 
होकर परम कल्याणकी सिद्धि हो, वह उपाय 
मुझे बताइये ॥ ३९-४०॥ 

खहाणने कहा-- राजन! तुम फिर कल्याणका 
हौ उपाय पूछने लगे। 'परमार्थ क्या है?! यह नहीं 
चूछते। 'परमार्थ' ही सब प्रकारके कल्याणॉका 
स्वरूप है। मनुष्य देवताओंकी आराधना करके 
धन-सम्पत्तिकी इच्छा करता है, पुत्र और राज्य 
पाना चाहता है; किंतु सौवीरनेरेश! तुम्ह बताओ, 
क्या यही उसका श्रेय है? (इसीसे उसका 
कल्याण होगा?) विवेकी पुरुषकी दष्ट तो 
'परमात्माकी प्रपि ही श्रेय है; यज्ञादिकी क्रिया 
तथा ड्रव्यकी सिद्धिको चह श्रेय नहीं मानता। 
परमात्मा और आत्माका संयोग--उनके एकत्वका 
बोध हौ “परमार्थ' माना गया है। परमात्मा एक 
अर्थात्‌ अद्वितीय है। वह सर्वत्र समानरूपे 
व्यापक, शुद्ध, निर्गुण, प्रकृतिसे परे, जन्म-वृद्धि 
आदिसे रहित, सर्वगत, अविनाशी, उत्कृष्ट, 
ज्ानस्वरूप, गुण-जाति आदिके संसर्गसे रहित 
एवं विभु है। अब मै तुमे निदाघ और ऋतु 
(ऋका संवाद सुनाता हुँ, ध्यान देकर सुनो 
जु ब्रहाजोके पुत्र और ज्ञानी थे। पुलस्त्यनन्दन 


निदाघने उनकी शिष्यता ग्रहण की । ऋतुसे विद्या 
पढ़ लेनेके पश्चात्‌ निदाघ देविका नदीके तटपर 
एक नगरमें जाकर रहने लगे। ऋतुने अपने 
शिष्यके निवासस्थानका पता लगा लिया 
हजार दिव्य वर्ष बीतनेके पक्षात एक दिन ऋतु 
तिदाघको देखनेके लिये गये। उस समय निदाघ 
बलिवैश्देवके अनन्तर अन्न-भोजन करके अपने 
शिष्यसे कह रहे थे--' भोजनके बाद मुझे तृ हुई 
है; क्योंकि भोजन ही अक्षय-तृत्ि प्रदान करनेवाला 
है।' (यह कहकर वे तत्काल आये हुए अतिथिसे 
भी सृप्तिके विषयमें पूछने लगे) ॥४९-४८॥ 
तब ऋतुने कहा--ब्राह्मण! जिसको भूख 
'लगी होती है, उसीको भोजनके पशषत्‌ तृतति होती 
है। मुझे तो कभी भूख ही नहीं लगी, फिर मेरी 
तिके विषयमे क्यों पूछते हो? भूख और प्यास 
देहके धर्म हैं। मुझ आत्माका ये कभी स्पर्श कहीं 
करते तुमने पूछा है, इसलिये कहता हूँ। मुझे 
सदा ही तृषि बनी रहती है। पुरुष (आत्मा) 
आकाशकी भाँति सर्वत्र व्यास है और मैं वह | 
रत्वा ही हूँ; अतः तुमने जो मुझसे यह पूछा 
'कि 'आप कहाँसे आते हैं?' यह प्रश्न कैसे सार्थक 
हो सकता है? भै न कहीं जाता हूँ, न आता हूँ. 
और न किसी एक स्थानम रहता हूँ। न तुम मुझसे 
भन्न हो, न मैं तुमसे अलग हूँ। जैसे मिट्टीका घर 
मिट्टौसे लीपनेपर सुदृढ़ होता है, उसी प्रकार यह 
पार्थिव देह ही पार्थिव अन्नके परमाणुओंे पुष्ट 
होता है। ब्रहान्‌। मैं तुम्हारा आचार्य ऋतु हूँ. और 
तुम्हें ज्ञान देनेके लिये यहाँ आया हूँ; अब 
जाङँगा। तुम्हें परमार्थतत्वका उपदेश कर दिया। 
इस प्रकार तुम इस सम्पूर्ण जगत्को एकमात्र 
जासुदेवसंज्ञक परमात्माका ही स्वरूप समझो; 
इसमें भेदका सर्वथा अभाव है॥४९--५५॥ 


तत्पक्षात्‌ एक हजार वर्ष व्यतीत होनेपर ऋतु 
पुनः उस नगरमे गये। वहाँ जाकर उन्होंने देखा-- 
“निदाघ नगरके पास एकान्त स्थानमें खड़े हैं।' 
तब वे उनसे बोले--' भैया! इस एकान्त स्थानमें 
क्यों खड़े हो ?'॥५६॥ 

लिदाघने कहा--ब्रहान्‌! मार्ममें मनुष्योंकी 
बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है; क्योंकि ये नरेश इस 
समय इस रमणीय नगरमे प्रवेश करना चाहते हैं, 
इसौलिये मैं यहाँ ठहर गया हूँ॥५७॥ 

ऋतुने पूछा--द्विजश्रेष्ट। तुम यहाँकी सब बातें 
जानते हो; बताओ। इनमें कौन नरेश हैं और कौन 
दूसरे लोग हैं ?॥५८॥ 

'लिदापने कहा-- ब्रह्न! जो इस प्वतशिखरके 
समान खड़े हुए मतवाले गजराजपर चढ़े हैं, वही 
ये नरेश हैं तथा जो उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े 
हैं, वे हो दूसरे लोग हैं। यह नीचेवाला जीव हाथी 
है और ऊपर बैठे हुए सजन महाराज हैं॥५९ १ ॥ 

आतुने कहा--' मुझे समझाकर बताओ, इनमें 
कौन राजा है और कौन हाथी ?' निदाघ बोले- 
“अच्छा, बतलाता हूँ।' यह कहकर निदाघ ऋतुके 
ऊपर चढ़ गये और बोले--' अब दृष्टान्त देखकर 
हुम वाहनको समझ लो। मैं तुम्हारे ऊपर राजाके 
समान बैठा हूँ और तुम मेरे नीचे हाथीके समान 
खड़े हो।' तब ऋतुने निदाघसे कहा-'मैं कौन 
हूँ और तुम्हें क्या कहूँ?" इतना सुनते ही निदाघ 
उतरकर उनके चरणोंमें पड़ गये और बोले- 
“निश्चय ही आप मेरै गुरुजी महाराज हैं; क्योंकि 
दूसरे किसीका हदय ऐसा नहीं है, जो निरन्तर 
अद्वैत-संस्काससे सुसंस्कृत रहता हो ।' ऋतुने निदाघसे 
'कहा--मै तुम्हें बरहाका बोध करानेके लिये आया 
था और परमार्थ- सारभूत अद्वैततत्वका दर्शन तुम्हे 
करा दिया'॥६०--६४॥ 


= अध्याय ३८१० 


८३७ 


ब्राह्मण ( जडभरत ) कहते हैं--राजन्‌! निदाघ 
उस उपदेशके प्रभावसे अद्ठैपरणयण हो गये। अब 
चे सम्पूर्ण प्राणियोंको अपनेसे अभिन्न देखने लगे। 
उन्होंने ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त किया था, उसी प्रकार 
हुम भी प्राप्त करोगे। तुम, मैं तथा यह सम्पूर्ण 
जगत्‌--सब एकमात्र व्यापक विष्णुका ही स्वरूप 
है। जैसे एक ही आकाश नौले-पीले आदि 


भेदोंसे अनेक-सा दिखायी देता है, उसी प्रकार 
भन्तदृष्टिवाले पुरुषॉको एक ही आत्मा भिन्न- 
भिन्न रूपमे दिखायी देता है॥६५--६७॥ 
अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठजी! इस सारभूत 
ज्ञानके प्रभावसे सौवीरनरेश भव-बन्धनसे मुक्त हो 
गये। ज्ञानस्वरूप ब्रह्म हो इस अज्ञानमय संसारवृक्षका 
शु है, इसका निरन्तर चिन्तन करते रहिये॥ ६८ ॥ 


इल कार आहि आलो महापुराण “अत अहा विरूपण ' नामक 
लौन सौ असी अध्याय पूण हुआ ३८०॥ 
rere 


तीन सौ इक्यासीवाँ 


गसीवाँ अध्याय 


"गीता-सार 


अब मैं गीताका सार यतलाऊँगा, जो समस्त 
गीताका उत्तम-से-उत्तम अंश है। पूर्वकालमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको उसका उपदेश दिया 
था। यह भोग तथा मोक्ष-दोनॉको देनेवाला 
kien 

भयाने कहा--अ्जुन! जिसका प्राण 
चला गया है अथवा जिसका प्राण अभी नहीं गया 
है, ऐसे मरे हुए अधवा जीवित किसी भी 
देहधारीके लिये शोक करना उचित नहीँ है; 
क्योंकि आत्मा अजा, अजर, अमर तथा अभे 
है, इसलिये शोक आदिको छोड़ देना चाहिये। 
विषयका चिन्तन कलेवाले पुरुषकी उनमें आसक्ति 
हो जाती है; आसकिसे काम, कामे क्रोध और 
रोधसे अत्यन्त मोह (विवेकका अभाव) होता 
है। मोहसे स्मरणशक्तिका हास और उससे युद्धिका 
नाश हो जाता है। बुद्धिके नाशसे उसका सर्वनाश 
हो जाता है। सत्युस्थोका सङ्ग कले बुरे सङ्ग 
छूट जाते हैं--(आसक्तियाँ दूर हो जाती हैं)। 
फिर मनुष्य अन्य सब कामनाओंका त्याग करके 
केवल मोक्षकी कामना रखता है। कामनाओके 


त्यागसे मनुष्यकी आत्मा अर्थात्‌ अपने स्वरूपम 
स्थिति होती है, उस समय वह “स्थिरप्रज्ञ" 
कहलाता है। सम्पूर्ण प्राणियोकि लिये जो रात्रि है, 
अर्थात्‌ समस्त जीव जिसकी ओरसे बेखबर 
होकर सो रहे हैं, उस परमात्माके स्वरूपमें 
भगवद्ाप्त संयमी (योगी) पुरुष जागता रहता है 
तथा जिस सांसारिक सुखमें सब भूत- 
प्राणी जाते हैं, अर्थात्‌ जो विषय-भोग उनके 
सामने दिनके समान प्रकट हैं, वह ज्ञानी मुनिके 
लिये रात्रिके हौ समान है। जो अपने-आपमें ही 
संतुष्ट है, उसके लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं है। 
इस संसारमें उस आत्पाराम पुरुषको न तो कुछ 
करसे प्रयोजन है और न न करलेसे ही। 
महाबाहो! जो गुण-विभाग और कर्म-विभागके 
सत्यको जानत है, वह यह समझकर कि सम्पूर्ण 
गुण गुणोमें ही बरत रहे हैं, कहीं आसक्त नहीं 
होता। अर्जुन! तुम ज्ञानरूपी नौकाका सहारा 
लेनेसे निक्षय हो सम्पूर्ण पापोंको तर जाओगे। 
ज्ञानरूपी अग्न सब कर्माको जलाकर भस्म कर 
डालती है। जो सब कर्मको परमात्मं अर्पण 


करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह 
पापसे लिप्त नहीं होता-ठोक उसी तरह जैसे 
'कमलका पत्ता पानीसे लिलत नहीं होता। जिसका 
अन्तःकरण योगवुक्त है--परमानन्दमय परमात्मामें 
स्थित है तथा जो सर्वत्र समान दृष्टि रखनेवाला 
'चह योगी आत्मको सम्पूर्ण भूतम तथा सम्पूर्ण 
भूतोंको आत्मामें देखता है। यगभ पुरुष शुद्ध 
आचार- विचारवाले श्रोमानों ( धनवानों)-के घरमे 
जन्म लेता है। तात! कल्याणमय शुभ कर्माका 
अनुष्ठान करनेवाला पुरुष कभी दुर्गतिको नहँ प्राप्त 
होता॥ २-११६॥ 

“मेरी यह त्रिगुणमयी माया अलौकिक है; 
इसका पार पाना बहुत कठिन है। जो केवल मेरी 
शरण लेते हैं, वे ही इस मायाको लाँ पाते हैं। 
भतह! आत, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानौ-ये 
चार प्रकारके मनुष्य मेण भजन करते हैं। इनमेंसे 
ज्ञानी तो मुझसे एकीभूत होकर स्थित रहता है। 
अधिनाशी परम-तत्त्व (सच्चिदानन्दमय परमात्मा) 
“ग्र है, स्वभाव अर्थात्‌ जऔवात्माको ' अध्यात्म" 
कहते हैं, भूतोंकी उत्पत्ति और वृद्धि करनेवाले 
विसर्गका (यज्ञदान आदिके निमित्त किये जानेवाले 
डन्‍्यादिके त्यागका) नाम “कर्म' है, विनाशशील 
पदार्थ 'अधिभूत' है तथा पुरुष (हिरण्यगर्भ) 
'अधिदैवत' है। देहधारियोंमें श्रेष्ठ अजुत! इस 
देहके भीतर मैं वासुदेव हो 'अधिवज्ञ' हूँ। 
अन्तकालमें मेरा स्मरण करनेवाला पुरुष मेरे 
स्वरूपको प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह 
नहीं है। मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भावका 
स्मरण करत हुए अपने देहका परित्याग करता है, 
उसीको वह प्रा होता है। मृत्युके समय जो 
प्राणोंको भौहोके मध्यमें स्थापित करके 'ओष्‌'-- 
इस एकाक्षर ब्रह्मका उच्चारण करते हुए देहत्याग 


करता है, वह मुझ परमेश्वरको ही प्राप्त करता है 
ब्रहाजीसे लेकर तुच्छ कीटतक जो कुछ दिखायी 
देता है, सब मेरो हो विभूतियाँ हैं। जितने भी 
समपन्न और शक्तिशाली प्राणी हैं, सब मेरै 
अंश हैं। “मैं अकेला ही सम्पूर्ण विश्वके रूपमे 
स्थित हूँ-ऐसा जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता 
है"॥१२-१९॥ 

“यह शरीर “क्षेत्र है; जो इसे जानता है, 
उसको “क्षत्र कहा गया है। 'क्षेत्र' और 
“ेरत'को जो यथार्थरूपसे जानना है, वही मेरे 
अतमें “ज्ञान' है। पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि 
अव्यक्त (मूलप्रकृति), दस इन्द्रयौ, एक मन, 
पाँच इन्द्रियोके विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, 
स्थूल शरीर, चेतना और धृति -यह विकारॉसहित 
क्षेत्र है, जिसे यहाँ संक्षेपसे बतलाया गया है । 
अभिमानशून्यता, दम्भका अभाव, अहिंसा, क्षमा, 
सरलता, गुरुसेवा, बाहर-भौतरकी शुद्धि 
अन्त:करणकी स्थिरता, मन, इन्द्रिय एवं शरीरका 
निग्रह, विषयभोगमि आसक्तिका अभाव, अहंकारका 
ज होता, जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग आदिमे 
दुःखरूप दोषका बारबार विचार करना, पुत्र, स्त्री 
और गृह आदिमें आसत और ममताका अभाव, 
प्रिय और अप्रियकी प्राप्तिमें सदा ही समानचित्त 
रहना (हर्ष-शोकके वशीभूत न होना), मुझ 
परमेशवरमें अनन्य-भावसे अविचल भक्तिका होना, 
पवित्र एवं एकान्त स्थानम रहनेका स्वभाव, 
विषयी मनुष्ोके समुदायमें प्रेमका अभाव, 
अध्यात्प-ज्ञानमें स्थिति तथा तत्व-इानस्वरूप 
परमेश्वरका निरन्तर दर्शन--यह सब 'ज्ञान' कहा 
गया है और जो इसके विपरीत है, वह 'अज्ञान' 
है"॥ २०-२७॥ 

“अब जो 'जेय' अर्थात्‌ जाननेके योग्य है, 


उसका वर्णन करूँगा, जिसको जानकर मनुष्य 
अमृत-स्वरूप परमात्माको प्राप्त होता है। क्‍ 
तत्व" अनादि है और “परब्ह्म के नामे प्रसिद्ध 
है। उसे न 'सत्‌' कहा जा सकता है, न 'असत्‌'। 
(बह इन दोनोंसे विलक्षण है।) उसके सब ओर 
हाथ-पैर हँ, सब ओर नेत्र, सिर और मुख हैं तथा 
सब ओर कान हैं। वह संसारमें सबको व्याहत 
करके स्थित है। सब इन्द्रयोंसे रहित होकर भी 
समस्त इन्दरियोके विषयोँको जाननेवाला है। सबका 
धारण-पोषण करनेवाला होकर भी आसक्तिरहित 
है तथा गुणोंका भोक्ता होकर भी 'निर्ुण' है। वह 
परमेश्वर सम्पूर्ण प्राणियोके बाहर और भीतर 
विद्यमान है। 'चर' और 'अचर' सब उसीके 
स्वरूप हैं। सूक्ष्म होनेके कारण वह 'अविज्ञेय' 
है। यही निकट है और वही दूर। यद्यपि वह 
'विभागरहित है (आकाशकी भौति अखण्डरूपसे 
सर्वत्र परिपूर्ण है), तथापि सम्पूर्ण भूरवोमे विभळ 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित हुआ-सा प्रतीत होता है। उसे 
विष्णुरूपसे सब प्राणियॉका पोषक, रुट्ररूपसे 
सबका संहारक और ब्रह्मे रूपसे सबको उत्फा 
करनेवाला जानना चाहिये। वह सूर्य आदि 
ज्योतियोंकी भी ज्योति (प्रकाशक) है। उसकी 
स्थिति अज्ञानमय अन्धकारले परे बतलायी जाती 
है। यह परमात्मा ज्ञानस्वरूप, जाननेके योग्य, 
तत्वाने पात होनेवाला और सबके इदयमे 
स्थित है"॥ २८-३३॥ 

“उस परमात्माको कितन ही मनुष्य सूदमबुद्धिसे 
ध्यानके द्वारा अपने अन्तःकरणरमे देखते हैं। दूसरे 
लोग सांख्ययोगके द्वारा तथा कुछ अन्य मनुष्य 
कर्मयोगके द्वारा देखते हैं। इनके अतिरिक्त जो 
मन्द बुद्धिवाले साधारण मनुष्य हैं, वे स्वयं इस 
प्रकार न जानते हुए भी दूसरे ज्ञानी पुरुषोंसे 


'खुनकर हो उपासना करते हैं। वे सुनकर उपासनामें 
'लगनेवाले पुरुष भी मृत्युरूप संसार-सागरसे 
निश्चय ही पार हो जाते हैं। सत्तवगुणसे ज्ञान, 
रजोगुणसे लोभ तथा तमोगुणसे प्रमाद, मोह और 
अज्ञान उत्पन्न होते हैं। गुण हो गुणों चते हं 
हसा समझकर जो स्थिर रहता है, अपनी स्थितिसे 
विचलित नहीं होता, जो मान-अपमानमें तथा 
मित्र और शतरुपक्षमें भी समानभाव रखता है, 
जिसने करतृत्वके अभिमानको त्याग दिया है, वह 
“निर्गुण' (गुणातीत) कहलाता है। जिसकी जड़ 
परकी ओर (अर्थात्‌ परमात्मा है) और 'शाखा' 
जौचेकी ओर (यानी ब्रह्माजी आदि) हैं, उस 
संसाररूपी अश्चत्थ वृक्षको अनादि प्रवाहरूपसे 
“अविनाशी' कहते हैं। वेद उसके पत्ते हैं। जो 
उस वृक्षको मूलसहित यथार्थरूपसे जानता है, 
ही बदक तात्पर्यको जानेवाला है।इस संसारमें 
प्राणियॉकी सृष्टि दो प्रकारकी है--एक 'दैवी'-- 
देवताओकि-से स्वभाववाली और दूसरी ' आसुरी '- 
असुरोके-से स्वभाववाली । अत: मुष्योकि अहिंसा 
आदि सद्गुण और क्षमा 'दैवौ सम्पत्ति' है। 
“आसुरी सम्पत्ति'से जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसमें 
ज शौच होता है, न सदाचार। क्रोध, लोभ और 
काम--ये नरक देनेवाले हैं, अतः इन तीनोको 
त्याग देना चाहिये। सत्व आदि गुणोके भेदसे 
यज्ञ, तप और दान तीन प्रकारके माने गये हैं 
(सात्विक, राजस और तामस) । 'सात्विक' अन्न 
आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य और सुखकी वृद्धि 
करनेवाला है। तीखा और रूखा अन्न 'राजस' है। 
वह दुःख, शोक और रोग उतपनन करनेवाला है। 
(अपवित्र, जूठा, दुर्गन्‍धयुक्त और नीरस आदि अन्न 
“तामस' माना गया है। “यज्ञ करना कर्तव्य है! 
यह समझकर निष्कामभावसे विधिपूर्वक किया 


जानेवाला यज्ञ 'सात्विक' है। फलकी इच्छसे 
किया हुआ यज्ञ 'राजस' और दम्भके लिये किया 
जानेवाला यज्ञ 'तामस' है। श्रद्धा और मन्त्र 
आदिसे युक्त एवं विधि-प्रतिपादित जो देवता 
आदिकी पूजा तथा अहिंसा आदि तप है, उन्हे 
“शारीरिक तप' कहते हैं। अब वाणीसे किये 
जानेवाले तपको बताया जाता है । जिससे किसीको 
उद्देग न हो-ऐसा सत्य वचन, स्वाध्याय और 
जप-यह “वाङ्मय तप' है। चिद्धि, मौन 
और मनोनिग्रह-ये 'मानस तप' हैं। कामनारहित 
तप 'सास्विक' फल आदिके लिये किया जानेवाला 
तप “राजस' तथा दूसरोंको पीड़ा देनेके लिये 
किया हुआ तप “तामस' कहलाता है। उत्तम देश, 
काल और पतरम दिया हुआ दान 'सात्विक' है, 
अत्युपकारके लिये दिया जानेवाला दान 'राजस' 
है तथा अयोग्य देश, काल आदिमे अनादरपूर्वक 
दिया हुआ दान 'तामस' कहा गया है। '३५', 
“तत्‌, और 'सत्‌'--यै परब्रह्म परमात्माके तीन 
प्रकारके नाम बताये गये हैं। यज-दान आदि कर्म 
भनुष्योंको भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। 
जिन्होंने कामनाओंका त्याग नहीं किया है, उन 
सकामी पुरुषे कर्मका बुरा, भला और मिला 
हुआ-तीन प्रकारका फल होता है। यह फल 
मृत्युके पश्चात्‌ प्रा्त होता है। संन्यासी (त्यागी 
पुरुषों)-के कर्मोका कभी कोई फल नहीं होता। 
मोहवश जो कमका त्याग किया जाता है, वह 
“तामस” है, शरीरकों कष्ट पहुँचनेके भयसे किया 
हुआ त्याग “राजस' है तथा कामनाके त्यागसे 
सम्पन्न होनेवाला त्याग 'सास्विक' कहलाता है। 
अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न-भिन्न करण, नाना प्रकारको 


अलग-अलग चेष्टाएँ तथा दैव-ये पाँच ही 
कर्मके कारण हैं। सब भूतोंमें एक परमात्माका 
ज्ञान “सास्विक', भदा 'राजस' और अतात्विक 
ज्ञान 'तामस' है। निष्काम भावसे किया हुआ 
कर्म 'सात्तिक', कामनाके लिये किया जानेवाला 
"राजस' तथा मोहवश किया हुआ कर्म 'तामस' 
है। कार्यकी सिद्धि और असिडिमें सम (निर्विकार) 
रहनेवाला कर्ता 'सात्विक', हर्ष और शोक 
'करलेवाला 'राजस' तथा शठ और आलसी कर्ता 
“तामस' कहलाता है। कार्य-अकार्यके तत्वको 
समझनेवाली बुद्धि 'सास्विको', उसे ठीक-ठीक 
न जाननेवाली बुद्धि “राजसी' तथा विपरीत 
धारणा रखनेवाली बुद्धि 'तामसी' मानी गयी है। 
मनको धारण केवाली धृति स्वक प्रीतिकी 
'कामनावाली भति 'राजसी' तथा शोक आदिको 
धारण करनेवाली धृति 'तामसी' है। जिसका 
चराम सुखद हो, वह सत्वसे उतपन्न हौनेवाला 
“सात्विक सुख' है। जो आरम सुखद प्रतीत 
होनेपर भी परिणाममें दुःखद हो वह 'राजस 
सुख' है तथा जो आदि और अनतं भी दुःख- 
ही-दुःख है, चह आपाततः प्रतीत होनेवाला सुख 
'तामस' कहा गया है। जिससे सब भूतोंकी 
उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त 
है, उस विष्णुको अपने-अपने स्वाभाविक करडा 
पूजक मनुष्य परम सिडको परा कर लेता है। 
जो सब अवस्थाओँमें और सर्वदा मन, वाणी एवं 
कर्मक द्वा ब्रास लकर तुच्छ कीटपर्वन्‍त सम्पूर्ण 
जगत्को भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप समझता है, 
वह भगवानूमे भक्ति रखनेवाला भागवत पुरुष 
सिद्धिको ग्राह होता है""॥ ३४-५८॥ 


इस प्रकार आदि आग्तेय महापुराणं “गीता-सार-तिरूपण” नामक 
अत साँ इक्यासीवाँ अध्याय पूरा हुआ# ३८१५ 
PO 


«अध्याय ३८२० 


तीन सौ बयासीवाँ अध्याय 
यमगीता 


अलिदेव कहते हैं-बहन्‌! अब मैं 
“यमगीता'का वर्णन करूँगा, जो यमराजक दवारा 
नचिकेताके प्रति कही गयी थौ। यह पढ्ने और 
सुननेवालॉको भोग प्रदान करती है तथा 
मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले सत्पुसुपोंको मोक्ष 
देनेवाली है॥ १॥ 

यमराजने कहा--अहो! कितने आशर्यकी 
जात है कि मनुष्य अत्यन्त मोहके कारण स्वयं 
अस्थिरचितत होकर आसन, यय, वाहन, परिधान 
(पहननेके वस्त्र आदि) तथा गृह आदि भोगॉको 
सुस्थिर मानकर प्राप्त करना चाहता है । कपिलजीने 
कहा है--'भोगोमें आसिका अभाव तथा सदा 
ही. आत्मतत्वका चिन्तन--यह मनुध्योके 
परमकल्याणका उपाय है ।' “सर्वत्र समतापूर्ण दृष्टि 
तथा ममता और आसक्तिका न होना-यह 
मुष्के परमकल्याणका साधन है'--यह आचार्य 
पञ्जशिखका उद्गार है। गर्भसे लेकर जन्म और 
बाल्य आदि वय तथा अवस्थाओंके स्वरूपको 
'ठीक-ठीक समझना ही मनुषे परमकल्याणका 
हेतु है'--यह गङ्गा-विष्णुका गान है ।' आध्यातिमक, 
आधिदैविक और आधिभौतिक दुःख आदि- 
अन्तवाले हैं, अर्थात्‌ ये उत्पन्न और नष्ट होते रहते 
हैं, अतः इनं क्षणिक समझकर पूर्वक सहन 
कणा चाहिये, विचलित नहीं होना चाहिये--इस 
प्रकार उन डुःखोँका प्रतिकार ही मनुष्ये लिये 
'परमकल्याणका साधन है'--यह महाराज जनकका 
मत है। “जोबात्मा और परमात्मा वस्तुतः अभिन्न 
(एक) हैं; इनमें जो भदको प्रतीति होती है, 


उसका निवारण करना ही परमकल्याणका हेतु 
है'-यह ब्रह्मजीका सिद्धान्त है। जैगीषव्यका 
कहना है कि 'क्रग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदमें 
प्रतिपादित जो कर्म हैं, उन्हें कर्तव्य समझकर 
अनासक्तभावसे करना श्रेयका साधन है।' 'सब 
प्रकारकी विधित्सा (कर्मारम्भकी आकाइक्षा)- 
का परित्याग आत्माके सुखका साधन है; यही 
अनुष्योकि लिये परम श्रेय है'-यह देवलका मत 
बताया गया है। “कामनाओके त्यागसे विज्ञान, 
सुख, ब्रह्म एवं परमपदकी प्राप्ति होती है। कामना 
रखनेवालोंको ज्ञान नहीं होता'--यह सनकादिकोंका 
सिद्धान्त है॥ २-१०॥ 

“दूसरे लोग कहते हैं कि प्रवृत्ति और 
निवृत्ति-दोनों प्रकारके कर्म करने चाहिये। परंतु 
वास्तवरमें नैष्कर्म्य ही ब्रह्म है; वही भगवान्‌ 
विष्णुका स्वरूप है--यही श्रेयका भी श्रेय है। 
जिस पुरुषको जानकी प्राति हो जाती है, वह 
सतोमं श्रेष्ठ है; वह अविनाशी परब्रहा विष्णुसे 
कभी भेदको नहीँ प्राप्त होता। ज्ञान, विज्ञान, 
आस्तिकता, सौभाग्य तथा उत्तम रूप तपस्यासे 
उपलब्ध होते हैं। इतना ही नही, मनुष्य अपने 
'मनसे जो-जो वस्तु पाना चाहता है, वह सय 
तपस्यसे प्राप्त हो जाती है। विष्णुके समान कोई 
ध्येय नहीं है, निराहार रहनेसे बढ़कर कोई 
तपस्या नहीं है, आरोग्यके समान कोई बहुमूल्य 
वस्तु नहाँ है और गङ्गाजीके तुल्य दूसरी कोई 
नदी जहाँ है। जगद्गुरु भगवान्‌ विष्णुको छोड़कर 
दूसरा कोई बान्धव नहीं है।* 'नीचे-ऊपर, आगे, 


"जा विण ध्येय तो नरन पर्‌ कसे दन अत ङगासन सदा 
त सेहत ब्व: कक्‌ विं मुका जगद्गसम्‌॥ (३८२। १४-१५) 


८३२ 


4 अख्लिपुतण> 


उब 


देह, इन्द्रिय, मन तथा मुख-सबमें और सर्वत्र 
भगवान्‌ हरि विराजमान हैं।' इस प्रकार 
'भगवागका चिन्तन करते हुए जो प्राणका परित्याग 
करता है, वह साक्षात्‌ श्रीहरिके स्वरूपर्मे मिल 
जाता है। वह जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, जिससे 
सबकी उत्पत्ति हुई है, जो सर्वस्वरूप है तथा यह 
सब कुछ जिसका संस्थान (आकार-विशेष) है, 
जो इद्धियोंसेग्राहा नहीं है, जिसका किसी नाम 
आदिके द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता, जो 
सुप्रतिष्ठित एवं सबसे परे है, उस परापर बहे 
रूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु हौ सबके दयम 
विराजमान हैं। वे यज्ञके स्वामी तथा यज्ञस्वकूप 
हैं; उन्हें कोई तो परङ्रहारूपसे प्रा करना चाहते 
हैं, कोई विष्णुरूपसे, कोई शिवरूपसे, कोई ब्रह्मा 
और ईश्वररूपसे, कोई इन्दि नायोंसे तथा कोई 
सूर्य, चन्द्रमा और कालरूपसे उन्हें पाना चाहते 
हैं। ब्रह्मसे लेकर कौटतक सारे जगतको विष्णुका 
हो स्वरूप कहते हैं। वे भगवान्‌ विष्णु प्रह 
परमात्मा हैं, जिनके पास पहुँच जानेपर (जिन्हे 
जान लेने या पा लेनेपर) फिर वहाँले इस संसारम 
नहीं लौटना पड़ता। सुवर्ण-दान आदि बड़े-बढ़े 
दान तथा पुण्य-तीर्थे सनान करलेसे, ध्यान 
'लगानेसे, व्रत करसे, पूजासे और धर्मकी बातें 
सुनने (एवं उनका पालन करने)-से उनकी प्राति 
होती है”॥ ११-२०६॥ 

“आत्माको 'रथी' समझो और शरीरको 
'रथ'। बुद्धिको “सारथि जानो और मनको 
“लगाम'। विवेकी पुरुष इन्द्रयाको “घोड़े” कहते 
हैं. और विषयोंको उनके “मार्ग! तथा शरीर, 
इन्द्रिय और मनसहित आत्माको “भोक्ता' कहते 
हैं। जो बुद्धिरूप सारथि अविवेको होता है, 
जो अपने मनरूपी लगामको कसकर नहीँ 


रखता, वह उत्तम पदको (परमात्माको) नही प्राप्त 
होता; संसाररूपी गर्तमें गिरता है। परंतु जो 
विवेकी होता है और मनको काबूमें रखता है, 
चह उस परमपदको प्रात होता है, जिससे वह 
फिर जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य विवेकयुक्त 
खुद्धिरूप सारथिसे सम्पन्न और मनरूपी लगामको 
काबूमें रखनेवाला होता है, वही संसाररूपी 
मार्गको पार करता है, जहाँ विष्णुका परमपद है। 
इन्द्रियॉंकी अपेक्षा उनके विषय पर हैं, विषयोंसे 
परे मन है, मनसे परे बुद्धि है, बुद्धिसे परे महान्‌ 
आत्मा (महत्तत्त्व) है, महत्तत्वसे परे अव्यक्त 
(मूलप्रकृति) है और अव्यक्तसे परे पुरुष (परमात्मा) 
है। पुरुषसे परे कुछ भी नहीं है, वही सीमा है, 
ही परमगति है। सम्पूर्ण भूर्ोमे छिपा हुआ यह 
आत्मा प्रकाशमें नहीं आता। सूक्ष्मदर्शी पुरुष 
अपनी तौर एवं सूक्ष्म चुद्धिसे ही उसे देख पाते 
हैं। विद्वान्‌ पुरुष वाणीको मनमें और मनको 
विज्ञानमयी बुद्धये लीन करे। इसी प्रकार 
बुद्धिको महतत्वमे और महत्तत्वको शान्त आत्मामें 
लीन करे"॥ २१-२९ ६॥ 

“यम-नियमादि साधनोंसे ब्रह्म और आत्माकी 
एकताको जानकर मनुष्य सत्स्वरूप ब्रह्म ही हो 
जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तैय (चोरीका 
अभाव), ब्रहाचर्य और आएरिग्रह (संग्रह न 
करना)--यै पाँच 'यम' कहलाते हैं। 'नियम' भी 
पाँच हौ हैं-शौच (बाहर-भीतरकी पवित्रता), 
संतोष, उत्तम तप, स्वाध्याय और ईश्वरपूजा। 
"आसन' बैठनेकी प्रक्रियाका नाम है; उसके 
“पद्यासन' आदि कई भेद हैं। प्राणवायुको जीतना 
“ग्राणायाम' है। इन्द्रियॉका निग्रह 'प्रत्याहार' 
कहलाता है। ब्रहम्‌! एक शुभ विषयमें जो 
'चितको स्थिरतापूर्वक स्थापित करना होता है, 


स यमम का आधार "केपि का 'दन-तचिकेळ-साद'है। 


+ अध्याय ३८३० 


उसे बुद्धिमान्‌ पुरुष 'धारणा' कहते हैं। एक हो 
'विषयमे बारंबार धारणा करनेका नाम "धयान" है। 
“मैं ब्रह्म हूँ-इस प्रकारके अनुभवमें स्थिति 
होनेको 'समाधि' कहते हैं। जैसे घडा फूट 
जानेपर घटाकाश महाकाशसे अभिन्न (एक) हो 
जाता है, उसी प्रकार मुक्त जीव ब्रह्मके साथ 
एकीभावको प्राप्त होता है-वह सत्स्वरूप 
जहम ही हो जाता है। ज्ञानसे ही जीव अपनेको 


ब्रह्म मानता है, अन्यथा नहीं। अज्ञान और उसके 
कार्योसे मु होनेपर जीव अजर-अमर हो जाता 
ह"॥३०-३६॥ 

अग्निदेव कहते हैं-वसिष्ठ! यह भैने 
“यमगीता" बतलायी है। इसे पढ़नेवालॉकों यह 
भोग और मोक्ष प्रदान करती है। वेदान्तके 
अनुसार सर्वत्र ब्हमुदधिका होना 'आत्यन्तिक 
'लय' कहलाता है॥ ३७॥ 


तीन सौ तिरासीवाँ अध्याय 
अग्निपुराणका माहात्म्य 


अलिदेश कहते हैं--बरहमन्‌! 'अभिपुरण' 
स्वरूप है, मैंने तुमसे इसका वर्णन किया। 
इसमें कहीं संपे और कहीँ विस्तारके साथ 
“परा' और 'अपरा'--इन दो विद्याओंका प्रतिपादन 
किया गया है। यह महापुराण है। ऋ, यजुः, 
साम और अधर्व-नामक वेदविद्या, विष्णु-महिमा, 
संसार-सूष्टि, छन्द, शिक्षा, व्याकरण, निघण्टु 
(कोष), ज्यौतिष, निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि, 
मीमांसा, विस्तृत न्यायशास्त्र, आयुर्वेद, पुराण- 
बिद्या, भुवद, गन्धर्ववेद, अर्थशास्त्र, वेदान्त 
और महान्‌ (परमेश्वर) श्रोहरि--यह सब ' अपरा 
विद्या है तथा परम अक्षर तत्व “परा विद्या' है। 
(इस पणम इन दोनों विधाओंका विषय वर्णित 
है।) “यह सब कुछ विष्णु ही है'--ऐसा जिसका 
भाव हो, उसे कलियुग बाधा नहीँ पहुँचाता। 
बड़े-बड़े यका अनुदान और पितरोका श्राद्ध न 
करके भी यदि मनुष्य भक्तिपूर्वक श्रोकृष्णका 
पूजन करे तो वह पापका भागी नहीं होता। विष्णु 


सबके कारण हैं। उनका निरन्तर ध्यान करनेबाला 


पुरुष कभी कष्टम नहीं पड़ता। यदि परतन्त्रता 
आदि दोषोंसे प्रभावित होकर तथा विषये प्रति 
चित आकृष्ट हो जानेके कारण मनुष्य पाप-कर्म 
कर बैठे तो भी गोविन्दका ध्यान करके वह सब 
पापे मुक्त हो जाता है। दूसरी-दूसरी बहुत-सी 
ते बनानेसे क्या लाभ? 'ध्यान' वही है, जिसमें 
गोविन्दका चिन्तन होता हो, “कथा' वही है, 
जिसमें केशवका कीर्तन हो रहा हो और 'कर्म' 
बही है, जो श्रोकृष्णको प्रसत्रताके लिये किया 
जाय / वसिहजी ! जिस परमोत्कृष्ट परमार्थतत्वका 
उपदेश न तो पिता पुत्रको और न गुरु शिष्यको 
कर सकता है, बही इस अस्निपुराणके रूपमे 
मैंने आपके प्रति किया है। द्विजवर! संसारम 
भटकनेवाले पुरुषको स्त्री, पुत्र और धन-वैभव 
मिल सकते हैं तथा अन्य अनेकों सुहददोंकी भी 
गालि हो सकती है, परंतु ऐसा उपदेश महीं मिल 
सकता। सत्री, पुत्र, मित्र, खेती-बारी और बन्धु- 
आन्यवोंसे क्या लेना है? यह उपदेश ही सबसे 
बडा बन्धु है; क्योकि यह संसारसे मुक्ति 


ए दपण का आधार कठि न तकल संवाद है। 
२३ कद ध्यान त गिरः सा कथा या केशव: र्दी किमः ॥ (३८३।८) 


दिलानेवाला है॥१-११॥ 

प्राणियोंकी सृष्टि दो प्रकारकी है--'दैवी 
और 'आसुरी। जो भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमें 
लगा हुआ है, वह दैवी सृष्टि के अन्तर्गत है तथा 
जो भगवानूसे विमुख है, वह 'आसुरी सृष्टि'का 
मनुष्य है--असुर है। यह अस्निपुराण, जिसका 
आँत तुम्हें उपदेश किया है, परम पवित्र, आरोग्य 
एवं धनका साधक, दुःस्वप्नका नाश करनेवाला, 
मनुष्यको सुख और आनन्द देनेवाला तथा भव- 
बन्धनसे मोक्ष दिलानेवाला है। जिनके घरोमें 
हस्तलिखित अस्लिपुराणकी पोथी मौजूद होगी, 
वहाँ उपद्रवॉका जोर नहीं चल सकता। जो मनुष्य 
प्रतिदिन अग्तिपुराण-श्रवण करते हैं, उन्‍हें तीर्थ- 
सेवन, गोदान, यज्ञ तथा उपवास आदिकौ क्या 
आवश्यकता है? जो प्रतिदिन एक प्रस्थ तिल 
और एक माशा सुवर्ण दान करता है तथा जो 
आगिपुरणका एक ही श्लोक सुनता है, उन 
दोनॉंका फल समान है। श्लोक सुनानेवाला पुरुष 
तिल और सुवर्ण-दानका फल पा जाता है । इसके 
एक अध्यापका पाठ गोदानडे बढ़कर है। इस 
पुराणको सुननेकी इच्छामात्र करनेसे दिन-रातका 
किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। वृद्धपुष्कर- 
तीर्थमें सौ कपिला गौओँका दान करनेसे जो फल 
मिलता है, वही अष्निपुराणका पाठ करनेसे मिल 
जाता है। 'प्रवृत्त' और “निवृत्ति'रूप धर्म तथा 
“परा” और 'अपरा' नामवाली दोनों विद्याएँ इस 
'अलिपुराण' नामक शास्त्रकी समानता नहीं कर 
सकतौँ। वसिष्ठजी! प्रतिदिन अग्निपुराणका पाठ 
अथवा श्रवण करनेवाला भक्त-मनुष्य सब पासे 
छुटकारा पा जाता है। जिस घरमे अस्निपुराणको 
पुस्तक रहेगी, वहाँ विष्न-बाधाओं, अनयो तथा 
चोरों आदिका भय नहीं होगा। जहाँ अग्निपुराण 
रहेगा, उस घरमें गर्भपातका भय न होगा, 


'बालकोंको ग्रह नहीं सतायेंगे तथा पिशाच आदिका 
भय भी निवृत्त हो जायगा। इस पुराणका श्रवण 
करनेवाला ब्राह्मण चेदवेला होता है, क्षत्रिय 
पृथ्वीका राजा होता है, वैश्य धन पाता है, शू 
जयोग रहता है। जो भगवान विष्णुमें मन लगाकर 
सर्वत्र समानदृष्टि रखते हुए ब्रहास्वख्प अिपुरणका 
प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, उसके दिव्य, 
आन्तरिक्ष और भीम आदि सारे उपद्रव नष्ट हो 
जाते हैं। इस पुस्तकके पढ़ने-सुनने और पूजन 
कवले पुरुषके और भी जो कुछ पाप होते हैं, 
उन सबको भगवान्‌ केशव नष्ट कर देते हैं। जो 
मनुष्य हेमन्त-ऋलुमे गन्ध और पुष्प आदिसे पूजा 
करके श्रीअभ्निपुराणका श्रवण करता है, उसे 
आष्निष्टोय यज्ञका फल मिलता है। शिशिर-त्रतुमे 
इसके अवणसे पुण्डरीका तथा यसन्त-ऋतें 
अश्वयेध यज्ञका फल प्रास होता है। गर्म 
'वाजपेयका, र्ष राजसूयका तथा शरद्‌-आतुमें 
इस पुराणका पाठ और श्रवण करनेसे एक हजार 
गोदान करनेका फल प्राह होता है। वसिष्ठजी! जो 
भगवान्‌ विष्णुके सम्मुख बैठकर भरक्तिपूर्वक 
आष्निषुराणका पाठ करता है, यह मानो ज्ञानयज्ञके 
द केशवा पूजन करता है। जिसके घरमे 
हस्तलिखित अभ्निपुराणकौ पुस्तक पूजित होती 
है, उसे सदा ही विजय प्राप्त होती है तथा भोग 
और मोक्ष-दोनों ही उसके हाथमें रहते हैं-यह 
बात पूर्वकालमें कालाग्निस्वरूप श्रीहरिने स्वयं ही 
मुझसे बतायी थी। आणे पुराण ब्रहाविद्या एवं 
अद्दैतज्ञान रूप है॥१२-३१॥ 

वसिषजी कहते हैं--व्यास! यह अग्निपुराण 
“परा-अपरा'_दोनो विद्याओंका स्वरूप है। इसे 
बिष्णुने ब्रहासे तथा अलिदेवने समस्त देवताओं 
और मुनियोके साथ बैठे हुए मुझसे जिस रूपमे 
सुताया, उसी रूपमे मैंने तुम्हारे सामने इसका 


५ अध्याय ३८३० 


वर्णन किया है। अनिनदेवके द्वारा वर्णित यह 
'आलेय पुराण' वेदके तुल्य माननीय है तथा यह 
सभी विषयोंका ज्ञान करानेवाला है। व्यास! जो 
इसका पाठ या श्रवण करेगा, जो इसे स्वयं 
'लिखेगा या दूसरोंसे लिखायेगा, शिष्योंको पढ़ायेगा 
या सुनायेगा अथवा इस पुस्तकका पूजन या 
धारण करेगा, वह सब पापस मु एवं पूर्णमगोरथ 
होकर स्वर्गलोकमें जायगा। जो इस उत्तम पुराणको 
'लिखाकर ब्राह्मणॉको दान देता है, वह ब्रह्मलोकमें 
जाता है तथा अपने कुलकी सौ पीढ़ियोंका उद्धार 
कर देता है। जो एक श्लोकका भी पाठ करता 
है, उसका पाप-पडुसे छुटकारा हो जाता है। 
इसलिये व्यास! इस सर्वदर्शनसंग्रहरूप पुराणको 
तुं शरवणकौ इच्छा रखनेवाले शुकादि मुनियोकि 
साथ अपने शिष्योंको सदा सुनते रहना चाहिये। 
अग्निपुरणका पठन और चिन्तन अत्यन्त शुभ 
तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। 
जिन्हेनि इस पुराणका गान किया है, उन अिदेवको 
जमस्कार है॥३२-३८॥ 

व्यासजी कहते हैं-- सूत! पूर्वकालमें वसि्जोके 
सुखसे सुना हुआ यह ल्निपुराण भने तुं 
सुनाया है। “परा” और “अपरा' विद्या इसका 
स्वरूप है। यह परम पद प्रदान करनेवाला है। 
आलेय पुराण परम दुर्लभ है, भाग्यवान्‌ पुरुषोको 
ही यह प्राप्त होता है। ब्रहम या “वेद स्वरूप! इस 
अभिपुराणका चिन्तन करनेवाले पुरुष श्रीहरिको 
प्राप्त होते हैं। इसके चिन्तनसे विद्यार्धियोको विद्या 
और राज्यकी इच्छा रखनेवालोंको राज्यकी पराति 
होती है। चिरे पुत्र नही है, उन्हें पुत्र मिलता है 
तथा जो लोग निराश्रय हैं, उन्हें आश्रय प्रास 
होता है। सौभाग्य चाहनेवाले सौभाग्यको तथा 
मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले मनुष्य मोक्षको 
पाते हैं। इसे लिखने और लिखानेवाले लोग 
पापरहित होकर लक्ष्मीको प्रात होते हैं। सूत! तुम 


जुक और पैल आदिके साथ अल्िपुराणका 
चिन्तन करो, इससे तुम्हें भोग और मोक्ष 
दोनो प्राप्ति होगी--इसमें तनिक भी संदेह नहीं 
है। तुम भी अपने शिष्यों और भकोको यह 
पुरण सुनाओ ॥ ३९--४४॥ 

सूतजी कहते है-शौनक आदि सुनिवरो। 
क श्रीव्यासजीकी कृपासे श्रद्धापूर्वक अभ्निपुणणका 
अवण किया है। यह अग्निपुराण ब्रह्मस्वरूप है। 
आप सब लोग श्रद्धायुछ होकर इस नैमिषारण्ये 
भगवान्‌ श्रोहरिका यजन करते हुए निवास करते 
हैं, अतः (आपको सर्वोत्तम अधिकारी समझकर) 
ने आपसे इस पुराणका वर्णन किया है। 
*अभ्लिदेव' इस पुराणके वक्ता हैं, अतएव यह 
“आय पुराण' कहलाता है। इसे वेदोंके तुल्य 
माना गया है। यह 'ब्रह्म' और 'विद्या'-दोनोंसे 
युत है। भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला श्रेष्ठ 
साधन है। इससे बढ़कर सर्वोत्तम सार, इससे 
उत्तम सुह, इससे ते पन्थ तथा इससे उत्कृष्ट 
कोई गति नहीं है। इस पुराणसे बढ़कर शास्त्र 
जहाँ है, इससे उत्तम श्रुति नहीं है, इससे श्रेष्ठ ञान 
नहीं है तथा इससे उत्कृष्ट कोई स्मृति नहीँ है। 
इससे श्रेष्ठ आगम, इससे श्रेष्ठ विधा, इससे श्रेष्ठ 
सिद्धान्त और इससे श्रेष्ठ मङ्गल नहीं है। इससे 
बढ़कर वेदान्त भी नहीं है। यह पुराण सर्वोत्कृष्ट 
है। इस पृष्वीपर अभ्तिपुराणसे बढ़कर श्रेष्ठ और 
दुर्लभ वस्तु कोई नहीं है॥४५--५१॥ 

इस अश्लिपुराणमें सब विद्याओका प्रदर्शन 
(परिचय) कराया गया है। भगवानके मत्स्य 
आदि सम्पूर्ण अवतार, गीता और रामायणका भी 
इसमें वर्णन है। 'हरिवंश' और “महाभारत'का भी 
परिचय है। नौ प्रकारको सृष्टिका भी दिग्दर्शन 
कराया गया है। वैष्णव-आगमका भी गान किया 
या है। देवताओंकी स्थापनाके साथ हो दीक्षा 
तथा पूजाका भी उल्लेख हुआ है। पवित्रारोहण 


८४६ 


2 अल्लिपुराण- 


आदिकी विधि, प्रतिमाके लक्षण आदि तथा| 
मन्दिरके लक्षण आदिका वर्णन है। साथ ही भोग 
और मोक्ष देनेवाले मज्रोंका भी उल्लेख है। शैव- 
आगम और उसके प्रयोजन, शाक्त-आगम, 
सूर्यसम्बन्धी आगम, मण्डल, वास्तु और भोति- 
तिके मनका वर्णन है। प्रतिसर्गका भी परिचय 
कराया गया है। ब्रहाण्ड-मण्डल तथा 
भी वर्णन है। रप, वर्ष आदि और नदियोंका भी 
उललेख है। गङ्गा तथा प्रयाग आदि ती्ोंकी 
महिमाका वर्णन किया गया है। ज्योतिश्षक्र 
(नक्षत्र-मण्डल), ज्यौतिष आदि विद्या तथा 
युद्जयार्णवका भी निरूपण है । मन्वन्तर आदिका 
वर्णन तथा वर्ण और आश्रम आदिके धमका 
प्रतिपादन किया गया है। साथ ही अशौच, 
शद्ध तथा प्रायश्चित्तका भी ज्ञान कराया गया 
है। राजधर्म, दानधर्म, भौति-भौतिके व्रत, व्यवहार, 
शान्ति तथा ऋषेद आदिके विधानका भी वर्णन 
है। सूर्यवंश, सोमवंश, भवेद, वैधक, 
गन्धर्व वेद, अर्थशास्त्र, मौमांसा, न्यायविस्तार, 
पुराण- संख्या, पुराण-माहात्प्य, छन्द, व्याकरण, 
अलंकार, निघण्टु, शिक्षा और कल्प आदिका भी 
इसमें निरूपण किया गया है॥५२--६१॥ 
मित्तिक, प्राकृतिक और आत्यन्तिक लयका 
चर्णन है। वेदान्त, ब्रह्मशान और अष्टायोगका 
निरूपण है। स्तोत्र, पुराण-महिमा और अधदश 
विद्याओका प्रतिपादन है। ऋवेद आदि अपण 
विद्या, परा विद्या तथा परम अक्षरतत्वका भी 
निरूपण है। इतना ही नहीं, इसमें बहे 
सप्रपक्ष (सविशेष) और निष्पक्ष (निर्विरेष) 
रूपका वर्णन किया गया है। यह पुराण 


पंद्रह हजार श्लोकोंका है। देवलोकमें इसका 
विस्तार एक अरब श्लोकॉमें है। देवता 
सदा इस पुराणका पाठ करते हैं। सम्पूर्ण 
'लोकोँका हित करनेके लिये अग्निदेवने इसका 
संक्षेपसे वर्णन किया है। शौनकादि सुनियो! 
आप इस सम्पूर्ण पुराणको ब्रह्ममय ही समझें। 
जो इसे सुनता या सुनाता, पढ़ता या पढाता, 
लिखता या लिखवाता तथा इसका पूजन और 
कोर्तन करता है, वह परम शुद्ध हो सम्पूर्ण 
मनोरयोँको प्रा करके कुलसहित स्वर्गको जाता 
ह॥६२-६६६॥ 

राजाको चाहिये कि संयमशील होकर पुराणके 
काका पूजन करे। गौ, भूमि तथा सुवर्ण 
आदिका दान दे, वस्त्र और आभूषण आदिसे तू 
करते हुए वक्ताका पूजन करके मनुष्य पुराण- 
श्रवणका पूर-पूर फल पाता है। पुराण-श्रवणके 
पश्चात्‌ निश्चय ही ब्राह्मणोंको भोजन कराना 
चाहिये। जो इस पुस्तकके लिये शरयत्त्र (पेटी), 
सूत, पत्र (पे), काठकौ पट्टी, उसे बाँधनेकी 
रस्सी तथा वेहन-चस्त्र आदि दान करता है, 
बह स्वर्गलोकको जाता है। जो अग्निपुराणकी 
पुस्तकका दान करता है, वह ब्रह्मलोकमें जाता 
है। जिसके घरमे यह पुस्तक रहती है, उसके 
यहाँ उत्पातका भय नहीं रहता। वह भोग और 
मोक्षको गा होता है। सुनियो! आपलोग इस 
अस्निपुराणको ईश्वरूप मानकर सदा इसका 
समरण रखें॥ ६७--७१६ ॥ 

्यासजी कहते हैं--तत्पश्षात्‌ सूतजी मुनियाँसे 
पूजित हो वहाँसे चले गये और शौनक आदि 
महात्मा भगवान्‌ श्रोहरिको परात हुए॥७२॥ 


इस प्रकार आदि आसय महपुराणमे “आग्ने वर्णित ससित विषय तथा. इस पुरके 
सहाल्यका वर्ण” नमक तीत सौ विरस अध्याय पूरा हुआ॥ २८२॥ 
Pe 


॥ अग्निपुराण सम्पूर्ण ॥ 


